मुद्रक तथा प्रकाशक 
घनवर्यामदास जालान 


गीताप्रेस, गोरखपुर 


सं० १ ९६९९, प्रथम बार ३२५० 


छ 


( ४) 


अस्तु, आज करुणामय प्रभ्ुने उसी उज्ज्वल रलकी खानि इस 
महाप्रन्थको जनताके सामने रखनेका मुझे सौभाग्य दिया दे । इसकी 
महिमाका वर्णन करना सूर्यको दीपक दिखाना है । वस्तुतः उपनिषद्‌ 
ही तत्त्वज्ञानके आदि स्त्रोत हैं । उनसे निकछकर ही विविच चाह्ययक्े 
रूपमें विकसित हुई शान-गद्ढा जीवोके संसार-तापक्रा शमन करती है । 
बृद्ददारण्यक उपनिषद्‌ यजुर्वेदकी काण्वी शाखाक्रे वाजसनेयित्राह्मणक्र 
अन्तर्गत है। कलेवरकी दश्सि यह समस्त उपनिषदोकी अपेक्षा वृहत्‌ 
है तथा अरण्य ( बन ) में अध्ययन की जानेके कारण इसे “आरण्यक! 
कहते हैं | इस प्रकार 'वृहत' ओर “आरण्यक' होनेके कारण इसका 
नाम “बृहदारण्यकः हुआ है। यह वात भगवान्‌ भाष्यकारने अन्थके 
आस्म्भमें ही कही है। किन्तु उन्होंने केवल इसकी आकारनिए्ठ वृहत्ता- 
का ही उल्लेख किया है, वात्तिककार श्रीसुरेश्वराचार्य तो अथंतः्भी 
इसकी बृहत्ता स्लीकार करते है-- 


'बुहचत्त्वदूग्रन्थतोडर्थाच्च॒ बृहृदारण्यक मतम्‌ |! (स० वा० ९ ) 
उनकी यह उक्ति अधक्षरशः सत्य है। भाष्यकारने भी जैसा 
विशद्‌ और विचेचनापूण भाष्य बृहदारण्यकपर लिखा है वैसा किसी 


दुसरे उपनिषद्पर नहीं लिखा । उपनिषद्धाष्योमं इसे हम उनकी 
सर्वोत्कृष्ट कति कह सकते हैं। 


इस प्रकार सामान्य दश्टिसे विचार करके अब हम संक्षेपमे इसके 
कुछ प्रधान प्रसद्ञोंका दिग्दशन करानेका प्रयत्न करते हैं। अन्थके 
आरस्ममे अद्वमेघ ब्राह्मण है । इसमें यश्ञीय अश्वके अवयवोमे विरादके 
अवयवोकी दृष्टिका चिचान किया गया है। इसके कुछ आगे प्रजापतिके 
पुत्र देव और अखुरोंके विश्नदका वर्णन है। इन्द्रियोंकी देवी और 
आऊुरी चृत्तियाँ देव और अखुररूपसे भी मानी जा सकती हैं । इन्द्रियाँ 
स्वभावतः बहिसुंख दी हैँ--- 


'पराक्धि खनि न्यतृणत्‌ खयम्भू, |! (क० उ० २॥१।॥१) 
अतः सामान्यतः वेषयिक या आछऊुरी चृत्तियाँकी ही प्रधानता 


रहती है। इसीसे अखुरोको ज्येष्ठ और देवाँकी कनिष्ठ कद्दा गया है। 
पुण्य और पापसंस्कारोंके कारण इन दोनों प्रकारकी दृत्तियाँका उत्कर्ष 


५५.) 


और अपकर् होता रहता है। शासत्रविह्ठित कर्म और उपासनासे देवी 
चृत्तियोंका उत्कर्ष होता है और उन्हें छोड़कर स्वेच्छाचार करनेसे 
आखुरी ज्त्तियोंका बल बढ़ जाता है। एक बार देवताभोने उद्भीथके 
द्वारा असुरोका परामव करतेका निम्वय किया। उद्गीथ एक यज्ञकमंका 
अद्ज है, उसके द्ारा उन्होंने आसुरी वृत्तियोंकों दबानेका विचार 
किया। उन्होंने बाकू, घाण, चछ्ु, श्रोत्र और त्वकके अभिमानी 
देवताओसे अपने लिये डह्ान करनेको कहा। उन देचताओमेसे प्रत्येक- 
ने अपने-अपने कर्मद्वारा देवी चृत्तियोकी प्रबलताके लिये उद्भान किया: 
किन्तु उस कमंका कल्याणमय फल खयं ही भोगना चाहा।यह उनका 
" खाधे था| ऋत्विकका धमम है कि वह जो कुछ क्रिया करे उसका फल 
यज़मानके लिये ही चाहे। यह स्वार्थ स्वयं दी आउयी बूत्ति है, 
इसलिये उनका वह कर्म व्यर्थ हो गया। अस्तमे सुख्यप्राणसे इस 
कम के लिये प्रार्थना की गयी | प्राण परम उदार और स्वेथा अनासक्त 
है। वह किसी सी विषयको स्वयं नही भोगता तथा उसीकी कृणसे 
सारी इन्द्रियाँ अपने विषयोको भोगती हैँ | अन्य सब इन्द्रियाँ सोती 
भी हैं और जागती भी. किन्तु प्राण स्ेदा सजग रहता है। अतः 
डसके उद्भान करनेपर असुरोक्ा दोँव विछकुछ खाली गया और 
देवताओकी विजय हुईं। इस आख्यायिकासे श्रुति यही बताती है कि 
पापचृत्तियाँका मूल वस्तुतः स्वार्थ ही है. जबतक हृद्यमे खार्थका कुछ 
भी अंश है तवतक जीव भोगासक्तिरूप पापमय वन्धनसे मुक्त नहीं 
हो सकता और जिसने खा्थका सर्वथा त्याग कर दिया है उसपर 
संसारके किसी भी प्रलोभनका कोई प्रसाव नहीं पड़ सकता । 


इसके बाद ट्वितीय अध्यायके आारस्भसे दघवालाकि गाग्य और 
अजातशज्रुका संवाद है । काशिराज अजातशच्ु तत्त्वक्ष था और गास्ये 
दस्त-शानासमिमानी था। उससे जब अजातशजुले कहा क्रि मैं तुम्हे 
ब्रह्मका उपदेश करता हूँ तो राजाने उसे उसी क्षण एक लहस्म खुबर्ण- 
झुद्दा भेंट किये। इससे श्रुति यह सूचित करती है कि जो सच्चे 
महाज्ञुभाव होते है वे दूसरेके दोषफी ओर न देखकर उसका झादर ही 
करते हैं। साथ ही इससे बह्मविद्याकी महत्ता भी सूचित की हे, 
जिसकी क्चछ प्रतिष्ा करनेपर ही गुणग्राही विद्धानने वक्ताके प्रति 


( ६ ) 


अपनी अनुपम उदारता व्यक्त कर दी | इसके पश्चात्‌ गाग्यने जिन- 
जिन आदित्यादिके अभिमानी पुरुषोर्म ब्रह्मत्वका आरोप किया, राजा 
अजातशजुने उन्हे परिछिछन्न देवमात्र वताकर उनकी उपासनाका भी 
विशिष्ट फल बताते हुए उन सबका निषेध कर दिया । इस प्रकार 
अपनी वुद्धिकी गति कुण्ठित हो जानेसे गाग्यंका अभिमान गलित हो 
गया और उसने ब्रह्मज्ञानके लिये राज़ाकी ही शरण लछी। राजा उसका 
हाथ पकड़कर महलूके भीतर ले गया ओर वहॉसोये हुए. एक पुरुपके 
पास जाकर प्राणके अभिमानी चन्द्रमाके 'बृहृत्‌, पाण्डरवास, सोम, 
राजन' इत्यादि नाम लेकर पुकारा किन्तु इन नामोसे पुकारनेपर 
चह पुरुष नहीं उठा | तब राजाने उसे हाथले दवाया और वह तुरंत 
उठकर खड़ा हो गया । इस प्रसड़द्धारा श्रुति यह बताती है कि जितने 
भी नाम-रूपामिमसानी देव है वे चस्तुतः विशनमय आत्मा नहीं हैं, 
विज्ञानात्मा नाम-रूपसे परे है । सामान्यतया सत्र व्याप्त होनेपर भी 
हृदयदेशर्म उसकी विशेष अभिव्यक्ति होती है। बस्तुतः वही सबका 
प्रेरक और सच्चा भोक्ता है, अन्य इन्द्रियाभिमानी देव भी उसीकी 
विभूतियोँ हैं, उसकी सत्ताके विना उनकी खतन्त्र शक्ति कुछ भी नहीं 
है। इन्द्रियोंको प्रेरित करनेके कारण ये प्राण हैं किन्तु प्राणोका भी 
प्रेरक होनेसे वह प्राणोका घाण है | 


इसी अध्यायके चौथे ब्राह्मणम॑ याक्षवल्क्य और मैत्रेयीका संवाद 
है | याक्षवल्‍्क्यकी दो ख्त्रियोँ थीं-मेत्रेयी और कात्यायनी । उनमें 
मैत्रेयी धरह्मवादिनी थी और कात्यायनी खियोंके समान सामान्य 
चुद्धिवाली । सम्प्रदायभेद्से इसी उपनिषद्‌म यह प्रसह् चतुर्य अध्याय- 
के पश्चम ब्राह्मणमे फिर आया है। वहाँ इन दोनोंके विषयमे यद्द बात 
स्पष्ट कही है। जब याशबत्क्यकी इच्छा संन्यास लेनेकी हुई 
ओर उन्होंने दोनों स्थियांको अपनी सम्पत्ति बॉटनेका प्रस्ताव किया तो 
कात्यायनीके भुखसे तो कुछ निकला नहीं, क्योंकि वह प्रेयःकामिनी 
थी, उस चनमे दी उसका सारा खुख निहित था, किन्तु मेंत्रेयी थी 
श्रेयः्कामिनी । उसने कहा, 'यदि घनसे भरी हुई यह सारणी पृथ्वी 
मेरी हो जाय तो क्या मैं अमर हो जाऊँगी ?” याक्षवल्कप बोले, 'घनसे 
भमरताकी आशा तो नहीं की जा सकती, हों, सम्पन्न पुरुषोंका जैसा 


( ७) 


भोगमय जीवन होता है चेसा ही तुम्हारा हो सकता है ? बस, अब 
मेत्रेयीको सच्ची कुंजी हाथ आ गयी और उसने कहा, 'जिसले में 
अमर नही हो सकती उसे लेकर में क्या करूँगी ? मुझे तो वही बात 
वताइये जिससे मैं अमर हो सके ।' चस्तुतः यही विवेक और वेराग्य- 
का सच्चा खरूप है, जिसके हृदयमें यह चृत्ति जाम्रत्‌ नही हुई वह 
किसी भी प्रकार परमार्थ-तत्त्वको ग्रहण नहीं कर सकता। मेत्रेयीकी 
उत्कट जिज्ञासा देखकर भगवान्‌ याश्षवल्क्यने उसे ब्रह्मश्ानका उपदेश 
किया। उन्होंने ब्रह्म ओर आत्माका अभेद प्रतिपादन करते हुए आत्मा- 
के लिये ही सवकी प्रियता, आत्मक्षानले ही सबका श्वान, आत्मासे 
भिन्न किसी भी वस्तुको देखनेमे पराभव, आत्मासे ही सम्पूर्ण भूतोंके 
उत्पत्ति और प्रलय तथा अज्ञानमें ही अनात्मवस्तुआओंकी सत्ता बताकर 
अन्तमे यह उपदेश किया कि जिसकी दृष्टिमे सब कुछ आत्मा ही हो 
जाता हे उसके लिये कती, क्रिया और करणका स्रथा अभाव हो जाता 
है। वहाँ स्रंघना, सुनना, मनन करना और जानना आदि कोई क्रिया 
नही रहती तथा वह आत्मतत्त्व किसीका शेय भी नही है, क्योंकि 
सवका ज्ञाता तो वह खयं ही है । 
इसके आगे मधघुवाह्मण है। मधु अनेकों प्रकारके पुष्पोका सार 
या कार्य होता हैं तथा पुष्प उसके कारण होते हैं। मधु उपकाये 
है ओर पुष्प उपकारक हैं। यह उपकार्य-डपकारकभाव ही इस त्राह्मण- 
मे 'मधु' नामसे कहा गया है । अतः यहों यह दिखाया है कि पृथ्वी, 
जल अज्नि, बायु, आकाश. रये, चन्द्रमा, विद्युत्‌ और दिशा आदि 
सभी पदार्थ चारों भूतोंके कार्य हैं तथा भूत उनके कारण हैं। इस 
प्रकार उनका परस्पर उपकार्य-उपकारक-सस्बन्ध है और इस नातेसे 
थे एक दूसरेके मधु हैं। यह तो हुई व्यावह्रिक दृष्टि, किन्तु परमार्थतः 
उनका अधिष्ठान वह ज्योतिर्मय अम्तुतमय पुरुष ही है। वही उनका 
अध्यात्म-मसूलभूत अर्थात्‌ वास्तविक खरूप है। इसीका नाम आत्मा 
है और यह आत्मा ही अस्त ब्रह्म और स्वरूप है। इस प्रकार इस 
च्राह्मणमे अधिष्ठान-दण्खि सम्पूर्ण प्रपश्चकी ब्रह्मरुूपताका प्रतिपादन 
किया गया है ओर *“इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते' (२।५। १९ ) इस 
श्रुतिसे स्पष्ट कह दिया है कि वह आत्मतत्व ही अपनी मायाशक्तिसे 
अनेकों आकार धारण करके क्रीडा कर रहा है | 


( < ) 


यहों मधुकाण्ड समाप्त होता है | इसके आगे दो अध्याय 
याक्षवदकीय काण्डके हैं। इसके आरम्ममें ही राजा जनकके बहुत 
दक्षिणावाले यशका प्रसह्ग है। उनके यहाँ पाश्चाल देशके सभी विद्वान 
ब्राह्मण एकत्रित हुए थे। उन्होंने यह घोषणा कर दी कि जो उनमें 
सबसे बड़ा ब्रह्मशानी हो वह मेरी गौशाल्में वेधी हुई दस सहस्त 
गौएँ, जिनके सींगोंमे दस-दस खुवर्णमुद्रा वेंधे हुए हैं, ले जाय | 
एकन्नित ब्राह्मणामेसे किसीका ऐसा साहस न हुआ जो तब्रह्मशानी 
जनकके सामने अपनेको सर्वेश्रेष्ठ तत््ववेत्ता घोषित कर सके। उस 
समय याक्षबल्क्‍यने उठकर अपने त्रह्मचारीको आज्ञा दी कि इन गौओं- 
को खोलकर ले जाओ । इससे च्वाह्मणोमें बड़ा क्षोम हुआ और उनमेंसे 
एकने पूछा कि क्‍या तुम ही हम सबमे विशेष त्रह्मजश्ञानी हो ? इसपर 
याश्षवल्क्‍यने जो उत्तर दिया चह एक सच्चे महानुभावके अनुरूप ही 
था। चे बोले, 'बल्मिएको तो हम नमस्कार करते है, हम तो गौओंकी 
इच्छावाले हैं ।! इसके पश्चात्‌ एक-एक करके उनमेसे कई त्राह्मणोने 
याक्षवल्क्‍यसे प्रश्न किये ओर उन्होंने उन्हें समाधानकारक उत्तर देकर 
दाल्त कर दिया | अन्तमें गार्गी खड़ी हुई | बह्मवादिनी गागीने इस 
लोकसे आरम्भ करके उत्तरोत्तर प्रत्येक कारणका कारण पूछा। 
अन्तमें जब ब्रह्मठोकका भी कारण पूछा तो याक्षचवतक्‍्यने उसे 
रोक दिया, क्योंकि यह अतिप्रशन था। जहाँ किसी विषयका निर्णय 
करनेके लिये प्रश्नोत्तर होता है वहों निःसन्दिग्ध बस्तुके विषयमें भी 
सन्‍्देह करना एक अपराध माना जाता है। इसी प्रकारके नियमको 
भड्ज करनेसे शाकल्यका शिर कट गया था, जिसका आगे नर्वें ब्राह्मण- 
में उल्लेख है। इसके पश्चात्‌ याक्षचत्क्यने प्रश्ष किये, किन्तु उपस्थित 
ब्राह्मणोमेसे कोई भी उनका उत्तर देनेका साहस नहीं कर सका । इस 
प्रकार तृतीय अध्याय समाप्त होता है। 


चतुर्थ अध्यायके प्रथम त्राह्मणमें जनक और याक्षवहक्यका संचाद्‌ 
है। जनकने मिन्न-भिन्न आचार्योंसे वाक्‌, प्राण, चक्षु आदिको ही ब्रह्म- 
रूपसे खुना था। याक्षचदक्यने उनमेंसे प्रत्येकके आयतन (गोलक ) 
और प्रतिष्ठा (अधिष्ठान ) पूछे । किन्तु ज़नकने उन आचार्योसे उनके ) 
विषयमे कुछ खुना नहीं था | तब याशवर्क्यजीने उनके आयतन और 


( ९ ) 


प्रतिष्ठा वताकर उनकी भिन्न-भिन्न प्रकारसे उपासना करनेका विधान 
किया और उनमेसे प्रत्येककी उपासनाखे देवलोककी प्राप्ति बतलायी। 
जनकने प्रत्येक उपासनाका फल खुननेपर डउसीको परम पुरुषा्थ 
मानकर याक्षवल्क्यको एक हजार गो देना चाहा। किन्तु याशवल्क्यने 
कहा कि शिष्यको रूतार्थ किये बिना घन लेना मेरे पिताके सिद्धान्तके 
विरुद्ध है, इसलिये में यह दक्षिणा खीकार नहीं कर सकता | द्वितीय 
च्राह्मणमंं जनकको अधिकारी समझकर याज्षवल्क्‍्यजीने विरादका वर्णन 
करते हुए उस सवौत्माका प्रत्यगात्मामें उपसंहार करके परत्रह्मका 
उपदेश किया है| इससे जनक कृतकछत्यताका अनुभव करके अपना 
सारा राज्य गुरुदेवके चरणामे समर्पण कर देते हैं.। इस प्रकार इस 
प्रकरणका उपसंहार होता है । 


इस अध्यायके तीसरे और चोथे ब्राह्मणोंम भी जनक और 
याक्षवल्क्यका ही संवाद है। इस प्रकार यद्यपि याशवद्क्य इस संकट्प- 
से गये थे कि में खयं जनकसे कुछ नहीं कहूँगा | परन्तु पहले वे उन्हे 
इच्छानुसार प्रश्ष करनेका वर दे चुके थे। इसलिये उन्होंने खय॑ ही 
प्रक्ष कर दिया कि 'यह पुरुष किस ज्योतिवाला है ?” वस, यहीसे 
प्रश्नोत्तरके क्रमसे इन दोनों ब्राह्मणोमे आत्मतत्त्वका बड़े विस्तारपूर्वक 
विवेचन हुआ है । यहाँ विविध प्रकारसे यही निर्णय हुआ है कि आत्मा 
ही चरम ज्योति है। वह खयंप्रकाश है। खप्तावस्थामें वह्दी सम्पूर्ण 
दृदश्यको खड़ा कर लेता है। सम्पूर्ण विषयोका भोक्ता होनेपर भी वह 
सर्वेथा असंग है। खुपुप्तावस्थामें चह सारे प्रपश्चका उपसंहार करके 
अपने आनन्दमय खरूपमें स्थित रहता है। वही द्वष्ाकी दृष्टि, घ्राताकी 
प्राति, रसयिताकी रसनाशक्ति, वक्ताकी उक्ति, श्रोताकी श्रुति, मन्ता- 
की मति और विज्ञाताकी विज्ञाति है । इस प्रकार सबका खरूप होने- 
से उसका कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि जब जो कुछ रहता है उसका 
वास्तविक खरूप स्वयं आत्मा ही है।इस प्रकार जब वही सबका 
स्वरूप है तो उक्त दृष्टि आदिके विषय भी उससे भिन्न नहीं हैं। अतः 
पक अलुप्तशक्तिस्वरूप द्रष्टा ही सर्वमय है, वही निरतिशय आउनन्दू- 
स्वरूप है और उसीके लेशमात्र आनन्द्से अन्य सब विषय आलननन्‍्द- 
रूप जान पड़ते हैँ । वह आत्मा स्वरूप है। जिसे ऐसा बोध हो गया 


( ९० ) 

है वह निष्काम, आप्तकाम और आत्मकाम होता है | उसके प्रा्णोका 
उत्क्रमण नहीं होता । वह घह्मरूप द्वी है ओर ब्रह्मरूपसे ही स्थित दो 
जाता है। इसके आगे चतुर्थ अध्यायके अन्ततक याकश्षवल्कक्‍्यजीने बड़ी 
ओजपूर्ण भाषामें इसी तत्त्वका वर्णन किया है| फिर पश्चम ब्राह्मणमे 
याक्षबल्‍्कीय काण्डकी पद्धतिसे पूर्वोक्त याश्षवल्क््य-मेत्रेयि-संवादका 
ही वर्णन है। और छठे च्राह्मणमें आचायपरम्पराके उल्लेखपूर्वक मधु- 
काण्ड समाप्त होता है । 


इससे आगे पश्चम अध्यायसे खिलकाण्ड आरम्भ होता है। इसमें 
कई प्रकारकी उपासनाओंका वर्णन हैं। आरम्भम ही एक बड़ा रोचक 
आख्यान हैं। प्रजापतिके पुत्र देव, अखुर और मनुष्य अपने पिताके 
यहाँ रहकर ब्रह्मचर्यका सेवन करते हैं और प्रजापतिसे उपदेश करने- 
की प्रार्थना करते हैं । प्रजापति वारी-वारीसे उन तीनोको एक ही अक्षर 
“<ःका उपदेश करते हैं और इस एक ही अक्षरसे उन्हें अपने-अपने 
लिये उपयुक्त उपदेश मिल जाता है। भोगप्रधान देवता समझते है, 
“पिताने हमें दमन (इन्द्रियसंयम ) करनेका उपदेश किया है, क्रर- 
प्रति असखुर समझते है, 'प्रजापतिने हमे दया करनेका आदेश किया 
है! ओर अरयलोल॒प मतुष्य मानते है, 'पिताने हमे दान करनेकी आज्ञा 
दी है ।! इस प्रकार अपनी-अपनी प्ररृतिके अनुसार उपयुक्त उपदेश 
पाकर वे कृतकृत्य हो जाते हैं । 


इसके सिवा इस अध्यायम ओर भी कई प्रकारकी उपासनाएँ हैं । 
फिर छठे अध्यायके प्रथम ब्राह्मणमें इन्द्रियोंके विवादद्धारा प्रोणकी 
उत्कृष्टठता दिखायी गयी हैं तथा द्वितीय ब्राह्मणमें श्वेतकेतु और प्रवाहण- 
का प्रसंग है। श्वेतकेतु केवल शास्त्राध्ययन करके ही अपनेको विद्वान 
मानने रूगा था । वह राजसभामे अपनी विद्याकी धाक जमानेके उद्देश्य- 
से पाश्चालनरेश प्रवाहणकी समामे आया। राजाने उसे अभिमानी 
समझकर पॉच प्रश्न किये। उन प्रश्नांका सम्बन्ध था जीवन-मरणकी 
समस्‍्यासे । *्वेतकेतुले उनका कुछ भी उत्तर न बना | तब वह उदास 
होकर अपने पिता और गुरु आरुणिके पास आया । उसने भी उन 
भश्नौके विषयमें अपनी अनभिज्ञता प्रकट की | तब 'वे पिता-पुत्र दोनों 


( ९११ ) 


प्रवाएणके पास गये ओर उससे उन प्रश्नोका उत्तर पूछा । प्रवाहणने 
उन्हें पश्चान्मिविद्याका उपदेश किया । इस प्रसंगका निरूपण 
छान्दोस्योपनिषद्म भी है । शाखाभेद्से एक छी विद्याका अनेक स्थानो- 
पर उल्लेख दा जाता है । 


इसके पश्चात्‌ तीखर भर चोथे ब्राह्मणोम क्रमशः श्रीमन्थ और 
पुन्रसन्‍्ध कर्मोका वर्णन है | ये दोनों कर्म परस्परसम्बद्ध है। इनका 
प्रधान प्रयोजन सत्सन्ततिकी प्राप्ति है । पॉचवें ब्राक्मणमे खिल्काण्डकी 
आचार्य-परम्परा है । इस प्रकार यद उपनिषद समाप्त होती हे । 


यहॉतक संक्लेपम इस महात्रन्थऊे प्रधान-प्रधान प्रसंगांपर दप्टिपात 
किया गया है | इस डपनिपद्की प्रतिपादन-शल्टी बहुत ही झुब्यवस्थित 
आर युक्तियुक्त छै | उपयुक्त विवेचनके अनुसार इसमे दो-दो अध्यायो- 
के मधु, याणवल्कीय और खिलसंणक तीन काण्ड है | इनमेंसे मधु 
ओर ग्विल् काण्डाम प्रधानतया उपासनाका तथा याघवर्कीय काण्डमे 
घानका विवेचन हुआ है। भाष्यकारन इसकी व्याख्या करते 
हुए. अपना दृदय ग्गोलकर रख दिया है । इसके भापान्तरकी 
समाप्रिफे खाथ एन पंक्तियोंक्रे रेखकके जीवनकी भी एक साथ 
पूर्य हो ज्ञाती है। आज़से प्रायः ने चर पूर्व इसके चित्तमे भगवान 
शदराचायके उपनिपद्भाप्यका अजुबाद करनेका संकल्प हुआ था। 
वस्त॒तः वह सचोन्तयांमी श्रीदरिक्री ही प्रेरणा थी । उनकी लीलाका 
मर्म ऊुछ जाना नही जाता । वे न जाने क्रिससे क्‍या काम कराना चाहते 
हूं ओर फिए डे किस प्रकार पूरा करा लेते है--यह एक गस्भीर 
रहस्य ही है । अपनी विद्या-बुद्धिको देग्वते हुए. ऐसा संकल्प करना मेरा 
दुश्लाहस ही था। कोई विधिवत्‌ अध्ययनका भी तो वरहू नही था। 
किन्तु भगवरत्परणाके आगे सभीको झुकना पड़ता है, वे ऐसी 
परिस्थितियों उपस्थित कर देते हैं कि जिनके कारण शक्ति न देखते 
हुए भी मजहृप्य साहस कर बेठता है। ऐसी किसी परिस्थितिने ही 
इस भी इस महत्कायमें नियक्त कर दिया और कई प्रकारकी अड़चनों 
के पश्चात्‌ आजसे प्रायः साढ़े चार वर्ष पूर्व इसकी पूर्णाहुति हो गयी । 
इस महान. कर्मका मेरे लिये तो वस्तुतः इतना ही छाभ है कि इसी 


जी । 


बहाने शास्त्रचिन्तनमे समय बीत जाता है| अस्तु, जो कुछ हो, प्रश्ुके 
विधानमें किसीका द्खल भी तो नहीं चलता । 


इन उपनिषद्धाण्योंफे अनुवादमे मुझे जिन श्रन्थोंसे सहायता मिली 
है उनके लेखकोंका में सर्बदा ऋणी ही रहेंगा। हार्दिक धन्यवादके 
सिवा मेरे पास उस ऋणके परिशोधका कोई और साधन नहीं है। 
जिनके कृपामय सहयोगसे सुझे वे अन्थ प्राप्त हो सके थे डन महान्ञ॒- 
भाषांका भी में अत्यन्त छृतछ्ष हँ। भाई साहव श्रीशंकरलालजी गर्गने 
पं० पीताम्बरजीका हिन्दी-अनुचाद दिया था। पूज्य पं० श्रीकृष्णजी 
पन्‍तकी छृपासे मुझे पं० दुगौचरण माजूमदारविरच्चित बंगल्श-अजुचाद 
मिला था तथा बन्धुवर कुँवर विजयेन्द्रसिहजीने पं० गंगानाथ झा और 
श्रीसीताराम शास्त्रीके अंग्रेज़ी-अनुवाद दिये थे । छपाईके समय सम्मान्य 
खुहृद्दर पं० श्रीरामतारायणजी शारूीने इन सभी अस्थोका संशोधन 
और प्रफ-शोधन किया है । उनके अथक अध्यचसायके बिना इनका 
इतने शुद्धरूपमे प्रका शत होना प्रायः असरक्षव ही था। अत. उनका 
भी में सबेदा ऋणी ही रहेँगा। 

अन्तमें, जिनकी असीम अन्नुकम्पा और वाह्य एवं आन्तर प्रेरणा- 
से यह दुष्कर कार्य सुकरकी भाँति सम्पन्न हुआ है उन अपने हृदय- 
सर्वे पूज्यपाद श्रीगुरुदेवके पाचन करकमलछोमे यह तुच्छ भेट समर्पण 
करता हूँ । इसके द्वारा में किसी प्रकार उनके परम पविन्न पादपग्मोंका 
विशुद्ध प्रेम प्राप्त कर सक्लँ--यही मेरी आन्तरिक अभिलाषा है । 


विनीत, 


अनुवादक 





* एरि 


विषय-सची 


बज कु ६2 चर ल्ध्ीज 
च्क ० 


६. 
धार 


है| ५०० रे २ रा + ० 


प्रथम अध्याय 
प्रथम ध्राध्मण 


४... 6४7४ २ ५7 ड ; 
हु ८ 
के पर नी पर» «७ पक * 
है ईंट "पी ४ 7॥।४ 


२. खिनपटग्रगी >धियों उगसति | 
पे के 5 052 अत क ०, हक जल्द, न 
४ ्राद्ऋ३ राम डांस 
«६ फिल्तदपप-न जिद ९ए०-३३४ लाइन कर 
« स्सट्सर मम 6 नंद प्र/न्ा वाद एा्ट 
जी आओ न्च्क के पा 22 न सलन्‍्ज+.+ +ग्क रि ] 
४“, गपिजआर गार याइए। डा 


३०, प्रा कशाममा जार उस प्राण एस खीपकफा निष्फमण 
30 पवश्मोगेषारगा जीर उसनता पा 

सुनी प चब्याप्रण 
४, ऐेव जार जहग़ी सतर्वो, देजवाजाड़ा उठ्रीय सस्पन्पी विचार 


बच 


बच 


न्दँ >> 


रे मत है न 

* हाोादओं दान जोर मूठ नेन बा उउन्‍्यास 
शजट के 
4 


२. शरशा दड्ान लोर उसया पानिदध हना * * 


४. थाण। चतु, सात जोर सना उद्रान तथा उनका पायबिद्ध ऐोना 
». मुख्य प्रागक्धा उफ़ान। उसका परात्ीत्ध ने होना तथा उसकी 


इिवासनाओा कट 


2, मुग्य प्रागफा आद्विस्सतय ** है 
5. प्राणी शझनाए़ा प्रतिपादन ह 


८. प्राणोवासकसे सुस्यु दृश रहता ऐ--इसकी उपपत्ति 


» प्राणदाग बागादिओ़ा अग्न्यादि देवभावऊ प्राप्त कराया जाना 


९०. ध्रागकां अनायागान 


४, प्राणका सर्वपोपफाय और उसकी इस प्रफारकी उयातताका फछ 


पाए 


८९ 


९३ 

९७ 
३१३०० 
१०२ 
१०६ 
११० 
११२ 


( १४ ) 


विषय 


श्र. 
२३८ 
२४. 


२७ 


बे 


२६. 
२७. 
२८. 
« सामके सुबर्गकी जाननेका फल 


३२. 


रेड 


३४ 


३५. 
३६. 
३७. 
२८. 
३९. 


४१. 
४२, 
४३, 
४४. 
४५७ 
४६. 
« आत्मोपासनकी आवश्यकता 


न 


ड्ट 


४ ९ था 


प्राणके आद्धिर्सत्वकी उपपत्ति 

प्राणके वृहृस्पतित्वकी उपपत्ति 

प्राणके ब्रह्मणस्पतित्वकी उपपत्ति 

प्राणके सामत्वकी उपपक्ति ** 

प्राणके उद्भीयत्वकी उपपत्ति 

उक्तार्थकी पुष्टिकें लिये आख्यायिका 

सामके स्वभूत खरको सम्पादन करनेकी आवश्बकत्ता 


सामके प्रतिष्ठामुणकों जाननेवालेका फल 

प्राणोपासकके लिये जपका विधान 
चतुर्थ चाह्मण 

ग्रन्थ-सम्बन्ध ; हे 

प्रजापतिके अहनामा होनेका कारण और उसकी इस प्रकार 
उपासना करनेका फल 

प्रजापतिका भय ओर विचारद्वारा उसकी निबृत्ति 

प्रजापतिसे मिथुनकी उत्पत्ति 

मिथुनके द्वारा गवादि प्रपश्चकी सृष्टि 

प्रजापतिकी सृष्टिसज्ञा ओर सृष्टिरुपसे उसकी उपासना करनेका फल 
प्रजापतिकी अग्न्यादिदेवरूप अतिसृष्टि 

अव्याकृत कारण ब्रह्मसे व्यक्त जगत्‌की उत्पत्ति, दोनोंका अभेद 
और इस अभेदोपासनाका फल 

निरतिशय प्रियरूपसे आत्माकी उपासना 

ब्रह्मके सर्वरूप होनेके विषय्में प्रश्न 

ब्रह्मने क्‍या जाना १--इसका उत्तर और उस प्रकार जाननेका फल 
क्षत्रियरर्ग तथा ब्राह्मणजातिके साथ उसके सम्बन्धका वर्णन 
वैश्यजातिकी उत्पत्ति 

शूद्रवर्णकी उत्पत्ति 

घर्मकी उत्पत्ति ओर उसके प्रभाव एव स्वरूपका वर्णन 


कर्माधिकारी जीव किन-किन कर्मोंके कारण समस्त प्राणियोंका 
लोक है १ 


प्रवृत्तिके बीजभूत काम और पादक्तकर्मका वर्णन 


पूछ 
११६ 
११९ 
१२१ 
१२३ 
श्२६ 
१२७ 
१३० 
श्श्र 
१३३ 
१३५ 


१४२ 


१्ड४ड 
१४८ 
९५% 
१५८ 
१६१ 
श१्६२ 


१७१ 
२१८ 
२२१ 
२२५ 
२६९ 
२७३ 
२७४ 
२७५ 
२७७ 


२८८ 
२९४ 


( १० ) 
विषय 


पश्चम ब्राह्मण 
५०, सप्तान्नयृष्टि, उसका विभाग और व्याख्या 
५१. आत्माके लिये तीन अन्न ओर उनका आध्यात्मिक विवेचन 
५२, आत्मार्थ अन्नोंका आधिभौतिक विस्तार 
५३, आत्मार्थ अन्नॉंका आधिदेविक विस्तार 
५४, इन्द्ररूप प्राणकी उत्पत्ति ओर उसकी उपासनाका फल 
५५. आत्मार्थ अन्नोंकी अन्तवान्‌ और अनन्तरूपसे उपासना करनेका फल 
५६. तीन अन्नरूप प्रजापतिका घोडगकल संवत्सररूपसे निर्देश 
५७. अन्नोपासक ही घोडशकल संवत्सर प्रजापति है 
५८, लोकत्रयकी प्राप्तिके साधन तथा देवलोककी उत्क्ृष्टताका वर्णन 
५९, सम्प्रत्तिकर्म ओर उसका परिणाम * *** 
६०. सम्प्रत्तिकर्मकर्तामें वागादि प्रार्णोके भावेशका प्रकार 
६१, ब्रतमीमासा--अध्यात्मप्राणदशैन 
६२. अधिदेवदर्शन *** 
६३. प्राणब्रतकी स्तुतिमें मन्त्र 


चघष्ठ त्राह्मण 


६४. पूर्वोक्त अविद्याकार्यका उपसहार--नामसामान्यभूता वाक्‌ 
६५. रूपसामान्य चक्षुका वर्णन 


६६. कर्मसामान्य आत्मामे सबका अन्तर्भाव दिखाना 
हितीय अध्याय 
प्रथम त्राह्षण 
६७. उपक्रम 


६८. ब्रह्मविद्याका उपदेश करनेके लिये अपने पास आये हुए गार्ग्यको 
अजातशन्नुका सहख्त गो दान करना रे 
६९. गार्ग्यद्वारा आदित्यका ब्रह्मरूपसे प्रतिपादन तथा अजातशज्नद्वारा 


उसका प्रत्याल्‍्यान ५ रे 


७०. गार्ग्यद्वारा चन्द्रान्तर्गत ब्ह्मका प्रतिपादन तथा अजातशजु॒द्दारा 
उसका प्रत्याख्यान है 

७१, गार्ग्यद्वारा विद्युदर्मिमानी पुरुषका ब्रह्मरूपसे उपदेश तथा 
अजातशजुद्धारा उसका प्रत्याख्यान ' बा 


ण्छ् 


३०४ 
२३२६ 
र३२ 
३३६ 
रे२८ 
३४० 
२३४२ 
३४७ 
२३४९ 
२५१ 
३५९ 
३६६ 
२७२ 

रे७रे 


३७८ 
३८१ 
२८२ 


३८६५ 


३९० 


५२ 


३९४ 


३९६ 


( १६ ) 
विषय 


७२, गार्ग्यद्वारा आकाशअह्का उपदेश और अजातशन्रुद्धार उसका 


ज्३े 


७४. 


७५ 


जप 


५३७ 


७८. 


७९ 


८१ 


<ट र्‌ हा 


८३. 


त८ ४ 


८५ 
८६ 


८८ 


८ ९ है 


अंत्याख्यान 2 


गाग्यद्वारा बायुअहाका प्रतिपादन तथा अजातशत्नद्वारा उसका 


प्रत्याख्यान 


गार््यक्षारा अम्नि-अक्षक्रा प्रतिपादन तथा अजातशजुद्दारा उसका 


प्रत्याख्यान 
गाग्यद्वारा जलान्तगत ब्रह्मका प्रतिपादन तथा अजातशनुद्दारा 
उसका प्रत्याख्यान कु 


गार्ग्यद्वारा आदर्शान्तर्गत ब्रह्मका प्रतिपादन और अजातमशनुद्दारा 


उसका प्रत्याख्यान 

गार्ग्यद्वारा प्राणजक्मका प्रतिगादन ओर अजातशनुद्धारा उसका 
प्रत्याल्यान 

गार्ग्यद्वारा दिखहाका प्रतिधादन ओर अजातमत्ुद्वारा उसका 
प्रत्याख्यान 


गार्ग्यद्वारा छाया-बह्नका प्रतियादन और अजातशजनुद्धारा उसका 


प्रत्याख्यान कर 

गार्ग्यद्वारा देहान्तर्गत ब्रकह्मका प्रतिषादन और अजातशजुद्वारा 
उसका प्रत्याख्यान 

गाग्यका परामव ओर अजातजञन्रुके प्रति उसकी उपसत्ति 
गारग्यका हाथ पक्रढ़कर अजातशन्रुका एक सोये हुए पुरुषके 
पास जाना और प्रा्णोके नामसे न उठनेपर उसे हाथ दबाकर 
जगाना 

सुषुप्तिमें विशनमयकी स्थितिकरे विषयर्मे अजातशज्ुका प्रश्न 
विज्ञानात्माके शयनस्थानका प्रतियादन तथा खपितिशब्दका 
निर्वचन 

स्वप्नदृत्तिका खरूप 


+ 


आम] 


सुषुसिका खरूप "९० 


आत्मासे जगत्‌की उलत्तिमें ऊर्गनामि और अग्नि-चिस्फुलिज्ञका 
द्ष्टान्त 


द्वितीय ब्राह्मण 


शिश्ुसक्षक मध्यम प्राणका उसके उपकरणोसहित वर्णन 
मध्यम प्राणरूप शिज्षुके नेच्रान्तर्गत सात अक्षितियों 


] 


पछठ 


३९७ 


३९८ 


४०२ 


४०४ 
४०५ 


४८९ 
९३ 


( १७ ) 
विषय 


९०. श्रोत्रादि प्रार्णेके सहित शिरमें चमस-दृष्टिका विधान 
९१. श्रोत्रादिमें विभागपूर्वक सप्तषि-दृष्टि के 


ततीय ब्राह्मण 


९२. ब्रह्मके दो रूप *- ३ 


९३. मूर्तामू्तके विभागपूर्वक मूर्तरूप और उसके रसका वर्णन 
९४ विदेषणोंसहित अमूर्तरूप और उसके रसका वर्णन 
९५. अध्यात्म मूर्तामूतके विभागपूर्वक मूर्तका वर्णन 
९६ अध्यात्म अमूर्तका उसके विशेषणोंसहित वर्णन 
९७. इन्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन 
चतुर्थ ब्राह्मण 
९८. याशवल्क्य-मेत्रेयी-संवाद *** 
९९. मेत्रेयीका अम्नृतत्वसाधनविषयक प्रश्न 
१००. याश्वल्क्यजीका आश्वासन 
१०१. प्रियतम आत्माके लिये ही अन्य वस्तुएँ प्रिय होती हैं 
१०२. आत्मा सबसे अभिन्न है; इसका प्रतिपादन 
१०३. सबकी आत्मस्वरूपताके ग्रहणमें दुन्दुमि, शव और वीणाका 
च्ष्टान्त 
१०४- परमात्माके निःश्वासभूत ऋग्वेदादिका उनसे अमिन्नत्वप्रतिपादन 
१०५. आत्मा ही सबका आश्रय है--इसमे दृष्टान्त 
१०६. विवेकद्दारा देहादिके विशानधनस्वरूप होनेमें जलमें डाले हुए. 
लवणखण्डका दृष्टान्त 
१०७ मैत्रेयीकी शद्ढा और याशवल्क्यका समाधान 
१०८- व्यवहार द्वैतमें है, परमार्थ व्यवहारातीत है *** 


पशञ्चम त्राह्मण 


१०९. प्रथ्वी आदिमे मधुदृष्टि तथा उनके अन्तर्वर्ती पुरुषके साथ - 


शारीर पुरुषकी अभिन्नता 

११०. आत्माका सर्वाधिपतित्व और सर्वाभ्रय॒त्वनिरूपण 

१११. द्यडडायवंणद्वारा अश्विनीकुमारोंको मछुविद्याके उपदेशकी 
आख्यायिका 


षष्ठ त्राह्मण 
४१२. मधुविद्याकी सम्प्रदायपरम्परा 
बृ० उ० शरश--चघ 


काल 


४९६ 
४९८ 


५०० 
५०२ 
प्ण्५ 
५०९ 
ण्श्र 
प्श्र्‌ 


५२७ 
ण्३५ 
५३५ 
ण३६ 
४० 


ण्डर 
ए्ड६ 
ण्ड९ 
छ्‌ पड 
ण६१ 
णए्ध्४ड 


ण्ज्र्‌ 
ण्‌ श्‌ ८ 


५८९ 


( (८ ) 


विपय 


ा 


११३. 
११५४८ 


११५. 


११६. 
११७. 
११८८ 
११९. 
१५२०६ 
१२१. 
श्श्२ 


१२३. 


१२४. 
१२५. 
१२६. 
१२७० 


१५२८ 


१२९. 


१३०. 
१३१० 
१३२. 


१३३ 


तृतीय अध्याय 
प्रथम चाह्मण 
याशवल्कीय काण्ड 
राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ताजो सह गोएँ दान करनेकी 
घोषणा करना 58% 8 
यानवल्क्यका गौएँ ले जानेके लिये अपने शिष्यको आजा देना; 
ब्राह्मणोंका कोप, अश्वलका प्रश्न * * 
मृत्युग्रस्त कर्मसाधर्नोंकी आसक्तिसे पार पानेका उपाय 
अहोरात्रादिरूप कालसे अतिमुक्तिका साधन *** 
तिथ्यादिरूप कालरूपसे अतिमुक्तिका साधन ** 
परिच्छेदके विषयभूत मृत्युकी पार करनेके आश्रयका वर्णन 
शम्त्रसम्बन्धी ऋचाएँ और उनसे प्राप्त होनेवाला फल 
होम-सम्बन्धिनी आहुतियां और उनसे प्राप्त होनेवाले फल 
ब्रह्मके यश्रक्षाके साधन और उससे प्राप्त होनेवाले फलका 
वर्णन क्र 
स्तवनसम्बन्धिनी ऋचार्ओका और उनसे प्राप्त होनेवाले फलका 
वर्णन 
द्वितीय ब्राह्मण 
याशवल्क्य-आर्तमभाग-संवाद 
ग्रह और अतिग्रहकी संख्या एव खरूप मं 
घराणादि इन्द्रियोंका ग्रहत्व ओर गन्धादि विषयोका अतिग्रहृत्वनिरुपण 
सर्वभक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ९ ५ 
तत्त्वश्के देहावसानका क्रम हे 
इन्द्रियामिमानी देवताओंके निद्चत्त हो जानेपर अस्वतन्त्र 
कर्ता पुरुषकी स्थितिका विचार 


दृतीय ब्राह्मण 


याशवल्क्य-भुज्यु-संवाद 
पारिक्षित कहाँ रहे १ 
पारिक्षितोंकी गतिका वर्णन 
चतुर्थ ब्राह्मण 
याशवल्क्य-उषस्त-सवाद ** 


पृछ 


६०८ 


६११ 
६१४ 
६१८ 
६२० 
ध्र्र्‌ 
६२६ 
घ्र८ 


घर३१ 


६३३ 


६३८ 
घर 
६४४ 
६४७ 
६४९ 


६५३ 


६६्रै 
६८० 
द्टड 


६८८ 


( १९ ) 


विषय 


२३४- 
२१३५. 


३२३३६. 
२३७. 


२३८. 
९३९ 


२४० 

२४१० 
९४२: 
९४३ - 


२३४४- 
५४० 
१४६. 
२१४७ 
२४८ 
१२४९. 
१५०. 
१५१८ 
१५२. 


२१५३. 
१५४: 
१५५७५. 
१५६. 
5१५७: 


सर्वान्तर आत्माफा निरूपण 
आत्माकी अनिरवंचनीयता 


पश्चम ब्राह्मण 
याशवल्क्य-कहोल-संवाद ** 
संन्याससहित आत्मज्ञानका निरूपण 
षष्ठ त्राह्मण 
याजश्षवलक्य-गार्गी-सवाद 


जलसे लेकर ब्रह्मलोकपय॑न्त उत्तरीत्तर अधिष्ठान तत्तवोका 


निरूपण हे 
सप्तम ब्राह्मण 


याशवल्क्य-आरुणि-सवाद *** 

सूत्र ओर अन्तर्यामीके विषयमें प्रश्न 

सूत्रका निरूपण 5 
अन्तयोमीका निरूपण 


अष्टम ब्राह्मण 


दो प्रश्न पूछनेके लिये गार्गीका आज्ञा मॉगना 
ऋहल शत का हु 
याज्वल्क्यका उत्तर 

उपक्रमसहित दूसरा प्रश्न 

याज्षवल्क्यका उत्तर 

अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षरका निरूपण 
अक्षरके शान और अज्ञानके परिणाम 

अक्षरका स्वरूप, लक्षण और अद्वितीयत्व *** 
गार्गीका निर्णय 


नवस ब्राह्मण 


याशवल्क्य-शाकल्य-संवाद 

देवताओंकी संख्या 

तेँतीस देवताओंका विवरण कप 
चसु कोन हँ १ न्न्म कक: 
रुद्र कोन हैं ! हे ह 


“पृष्ठ 


द्८ट 
६९२ 


७०० 


७२७ 


७२७ 


७३३ 
ज्रेरे 
७३८ 
७४० 


७९१ 
७५३ 
एड 
७ए६ 
७ए्ट 
७६१ 
७६८ 
७७० 
छ७र्‌ 


७७७ 
७७७ 
छ८ट० 
७८१ 
७८१ 


( २० ) 


विषय पृष्ठ 

१५८ आदित्य कोन हैं ! ४ * *** ७८२ 
१०९, इन्द्र और प्रजापति कोन हैं ? *** ७८३ 
१६०, छः देवताओंका विवरण *** 5. ७८४ 
१६१, देवताओंकी तीन, दो और डेढ सख्याओंका विवरण न". ७८५ 
१६२. डेढ ओर एक देवका विवरण ** . ७८६ 
१६३. प्राणब्रह्मके आठ प्रकारके भेद डे . ७८७ 
१६४, शाकल्यको चेतावनी न ७९७ 
१६५, देवता और प्रतिष्ठासहित दिश्ाओंके शानकी प्रतिशा * ७९८ 
१६६. देवता और प्रतिष्ठासहित पूर्वदिशाका वर्णन * ७९९ 
१६७, देवता और प्रतिष्ठाके सहित दक्षिण दिशाका वर्णन ** ८०२ 
१६८, देवता और प्रतिष्ठाके सहित पश्चिम दिशाका वर्णन *** ८०४ 
१६९. देवता भोर प्रतिष्ठाके सहित उत्तर दिशाका वर्णन -.. ८०६ 
१७०, देवता और प्रतिष्ठाके सहित ध्रुवा दिशाका वर्णन * ८०७ 
१७१, छृदय और शरीरका अन्योन्याश्रयत्व. *** - ८०९ 
१७२, समानपर्यन्त शरीरादिकी प्रतिष्ठा तथा आत्मस्वरूपका वर्णन 

और शाकल्यका शिरःपतन * ८१० 
१७३, याशवल्क्यका सभासदोको प्रश्न करनेके लिये आमन्त्रण ** ८१६ 
१७४. याशवल्क्यके प्रश्न 53३ न" ८१७ 

चतुर्थ अध्याय 

प्रथम ब्राह्मण 
१७५, जनक-याज्ञवलक्थ-सबाद * है - ८३३ 
१७६, जनककी समा याश्वल्क्यका आगमन, जनकका प्रश्न १७: &३७ 
१७७, शैलिनिके बतलाये हुए, वाक्‌-अ्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन ८३५ 
१७८. उदड्टोक्त प्राण-अक्षकी उपासनाका फलसहित वर्णन न्न्न 2४० 
१७९, बकुंके बताये हुए चक्षुत्र॑क्षकी उपासनाका फलसहित वर्णन *** ८४३ 
१८०, गर्दभीविपीतके कह्दे हुए श्रोजब्रक्षकी उपासनाका फल्सहित वर्णन ८४५ 
१८१, जाबालोक्त मनोब्रक्षकी उपासनाका फलसहित वर्णन *-* ८४६ 
१८२. शाकल्योक्त दछदयब्रह्मकी उपासनाका फलसहित वर्णन ** ८४८ 

द्वितीय ब्राह्मण 
१८३, जनककी उपसत्ति * हे १३ ८५.९ 


१८४ दक्षिणनेत्रस्थ इन्द्रसंशक पुरछघका परिचय * ' पं आ 4३ 


(२१ ) 


दिपय 


१८०. 


१८६ 


न 
र् 
(+ 


न 
ग्डि 
४ 


१९३. 
| हर १4 ७ 
१९५ 


है 8० 


६. 


9. »9 


२ 
५ | जी 
१५१८ 

२१९९. 
र्‌ ० ० है औ 


२०१ 


यामनेपस्त एन्द्रपत्ती तथा विराट्फा परिचय और उन दोनोंके 


संस्ताद, अन) प्रावरण एस मार्गादिका वर्णन *** 


प्राणात्मभृत विद्यानकी स्वात्मकताका वर्णन, जनकक्री अभयप्राप्ति 


और याशउल्वपर्के प्रति आत्मसमर्पण १ *०* 


दतीय च्राह्मण 


, ज़नफके पास याशयल्मयका आना और राजाऊा पहले प्राप्त किये 


एए एच्छानुसार प्रश्ररूप बरफे फारण उनसे प्रश्न करना 
पुरुष व्यवटारभ उपयोगी पंच ज्योतियों 


१-आदित्यज्योति ** 

२-ननन्‍्द्रज्योति 

३-अमिज्योति 5% 5» 

ड-वबाग्य्योति 5४३७ 5 *०* 
५-आत्मय्योति 5 ** >* 
आत्माफ़ा स्वरूप $*5 

आत्मा जन्म और मरणफे साय देहेन्द्रिररूप पापको ग्रहण 
ओर त्याग करता है. ४* **« ४2४ 
आत्माऊे दो खानेंका वर्णन ५ 

स्वप्नावस्थाम रयादिका अभाव है; इसलिये उस समय आत्मा 
स्वय ज्योति ऐ ००० ००० गम 
स्वप्नसष्टिके विषयमे प्रमाणभूत मन्त्र ३ 

स्वप्नखानके विपयमें मतभेद और उसके स्वयज्योतिष्ठका निश्चय 
सुपुप्तिके मोगसे आत्माकी असद्चता हे *** 


स्वम्रावस्थाके भोगासे आत्माकी असद्भधता *** नस 
जागरित-अवस्थाके भोगेसि आत्माकी असडद्भधता 

पुरुपफे अवस्थान्तर-सच्नारमे महामत्स्यका दृष्टान्त 

स॒पुप्ति आत्माका विश्रान्तिस्थान है, इसमें बयेनका दृष्ठान्त *** 
म्वम्दर्शनकी स्थानभूता द्वितानाम्री नाडियोंका वर्णन 

मोक्षका स्वरूप प्रदर्शित करनेमे स्लीसे मिले हुए पुरुषका दृष्टान्त 


२०२, सुधुप्तिस्थ आत्माकी निःसद्ध और निःशोक स्थितिका वर्णन 


र्‌ 9 ची] 
र्‌ ०४, 


॥ 
पर ] 


सुपुप्तिम स्वयंज्योति आत्माकी दृष्टि आदिका अनुभव न होनेमें हेतु 
जागरित और स्वप्नमे पुरुषको विशेष शान होनेमें हेतु दे 
सुपुप्तिगत आत्माकी अभिन्न स्थिति *** से 


श्ष्ठ 


८५४ 


८६४ 


८६६ 
८६९ 
८७० 
८७१ 
८७३ 
८८६ 


९१७ 
९१८ 


९२७ 
९३१ 
९३४ 
९४० 
९४७ 
९४८ 
६५३ 
९५५ 
९५८ 
९६५ 
९७२ 
९८३ 
९९६ 
९९८ 


न] 
बार ०» 
(५ 


ना 


ल्‍ल्प ना रा 
४ 
ख्छ् छः 0 


न्प्ँ >0ाँ >( 
ल्‍पौ # 0 ९! 
0 >> 


४ ०६ 


श्प्ज ८ 
लू «पी 


ल्‍्णी 


ला ला 
शर्प ८ 
(छठ 


(५ 


क्र 
र्ए ९ 
6. ./० 


शत 


लत न लत 
नए ल्‍्च्णँ 
ल्श ल्‍णी 2० 


ल्। 
ना 
ल्< 


( २२ ) 


विषय पृष्ठ 
» निष्पाप और निष्कराम श्रोत्रियक्रे सार्वभीम आनन्दका दिग्दर्शन १००१ 
सम्बनन्ध-भाष्य * #००८ 
आत्माकी ससाररूप जागरित-स्थानमें थुनराज्वत्ति १०११ 

« मुमूपुकी दशाका वर्णन * शृ०११ 
ऊर्वोच्छवास क्यों और किसलिये होता है ? * शइृन्टड४ 
देहान्तरगहणका प्रकार * -* १०१८ 
प्रार्णोक्े देद्दान्तरगमनका प्रकार नल * शव२१ 


चतुर्थ ब्राह्मण 


मरणोन्मुख जीवकी दण्माका वर्णन ग *** ५१००३ 
लिड्राप्मामें विभिन्न इन्द्रियोंके लप ओर उसके उत्क्मणका वर्णन १०२७ 
देहान्तरगमनर्म जॉकका दृष्टान्त हा ५०३६ 
आत्माके देहान्तरनिर्माणमें सुवर्णकारका दृष्टान्त ** #०ब्ट 
सर्वमय आत्माकी कर्मानुसार विभिन्न गतियोंका निरूपण.. ** १०४० 
कामनाके अनुसार झुमाशुभ गति तथा निष्काम ब्रह्मनऊ़े मोक्षका 
निरूपण १०४७ 
« विद्वानका अनुक्तमण - श०दच७ 
आत्मकामी ब्रह्मवेत्ताकों मोश्ष प्राप्त झेता है--इसमें प्रमाणभूत मन्त्र १०७०७ 
मोक्षमार्गके विपयमें मत-भेद 5 १०७३ 
« विद्या ओर अविद्यारत पुरु्षोंकी गति * १७०७७ 
. अजानिर्षोको प्राप्त होनेवाले अनन्द लोकॉका वर्णन श्न्ज्८ 
. आत्मजकी निश्चिन्त स्थिति -* १०७८ 
आत्मजका महत्त्व कक ५ नन १०८० 
आत्मज्ञानके बिना होनेवाली दुर्गति - * १०८२ 
, अभेददर्शी आत्मजकी निर्मबता हे -- १०८४ 
देवोद्दारा उपास्य आयुसज्ञक ब्रह्म न" १०८ण 
सर्वाधारभूत ब्रह्मको जाननेवाला मैं अमृत ही हूँ *"* १०८६ 
ब्रह्मको प्राणका प्राणादि जाननेवाले ही उसे जानते हैं न १०८७ 
» नानातवदर्शीकी दुर्गतिका वर्णन *डड *** १८८८ 
 ब्रह्मदर्शनकी विधि द -* ० १०८९ 
« ब्रह्मनिष्ठामे अधिक शास्त्राभ्यास बाधक है -** १०९२ 


आत्माके स्वरूप, उसकी उपलब्धिके साधनभूत सन्‍्यास और 
आत्मज्को स्थितिका प्रतिपादन प -* १०९३ 


( २३ ) 


विषय 


श््ठ 


वह 
हक 


०. पणात्ताती सिविति भोर पागवल्वपक्े प्रति जनकृका आत्मसमपंण १११७ 
« साग्मा गा: थोर बसुदरान ऐ--इस प्रकाररी उपासनाका फल ११२३ 


लि व 2। 
745 


२३७, प्छ्मके स्वरूप ओर ज्रागशती स्थितिका वर्णन *' ११२४ 
पश्चम पद्राप्मण 
२३८, पराधयत्क्य भेरेधी सबाद ** ९४ ** ११२८ 
ए३०, पानसस्थप घोर उनकी दो न्वियों डे ११२९ 
२६० पराशउल्लय भेतेपी सपाद ** ११३१ 
र२४7. भेनेतीया अमृततयसाधनतििषक प्र भ है ११३२ 
२४०, पराशयद्ययजीफा सान्लवनाप्रयक समाधान ***  श॥३२ 
२४२. प्रियतम आत्माओ़े ल्थि री सब वस्ताएँ प्रिय होती हूं * ११३३ 
२८४८, भेददिस हानि दिखाकर प्सब कुछ आत्मा ही हे! एस तत्त्वका 
उपदेश न _। ] ०० १ १३५ 
२८७, रयक्ा 'आत्मा! रूपसे ग्रहण फरनेमे दृष्टान्त ** ११३६ 
२४६, निर्विशेष आत्माऊ़े व्रिषयम मेन्रेयीकी शद्ठा ओर यागवव्फ्यका 
समाधान 5:25 * ११४० 
२८७ उपदेशका उस्संदार ओर यागवल्क्यका सन्यास ** ११४२ 
पष्ट च्राह्मण 
२४८ याजयल्कीय फाण्डकी वश-परम्परा 2३३३३ -* ११६१ 
पश्चम अध्याय 
प्रथम च्राह्मण 
-२४९. पूर्णब्रत और उसमे उलन्न होनेवाल। पूर्ण कार्य ** ११६४ 
२००. 3“ स ब्रह्म ओर उसकी उपायनाका वर्णन ११७७ 
हितीय ब्राह्मण 
२५१. प्रजापतिका देव) मनुष्य और असर तीर्नोफ़ी एक ही अक्षर 
८दः से पृथक्‌ थक दम, दान और दयाका उपदेश ** ११८४ 
तृतीय ब्राह्मण 
२०२. हृदय-ब्रद्दकी उपासना धन * ११९२ 


चतुर्थ चाह्मण 
२५३. सत्य-ब्रद्मकी उपासना पा “** ११९६ 


( २४ ) 


विषय 


२५०४. 
२५५ 


४० 


२५६. 
२५७. 


२५८. 


२५९. 


२६०. 


२६१. 


, अरिष्ट 


२६२. 


२६३. 


२६४. 


पञ्चम च्ाह्मण 
प्रथमज सत्य-ब्रह्म और ५सत्य” नामके अक्षरोंकी उपासना 


एक-दूसरेमें प्रतिष्ठित सत्यसंशक आदित्यमण्डलस्थ और चाल्षुप 


पुरुष 
अहःरुशञक आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके व्याह्मतिरूप अवयव 
अहसजक चाक्षुप पुरुषके व्याह्मतिरूप अवयव 
षष्ठ ब्राह्मण 
हृदयस्थ मनोमय पुरुषकी उपासना 
सप्तम ब्राह्मण 
विद्युद़क्ककी उपासना 
अप्टम ब्राह्मण 
घेनुरूपसे वाकुकी उपासना 
नवम ब्राह्मण 
पुरुषान्तर्गत वैश्वानराधि, उसका घोष और मरणकालका सूचक 


द्शम ब्राह्मण 
प्रकरणान्तर्गत उपासना्ओोसे प्राप्त होनेवाली गति 
पकादश ब्राह्मण 


व्याधि, इमशानगमन और अमिदाहमें परम तपद्ृष्टिका विधान *** 


द्वादश ब्राह्मण 
अन्न-प्राणरूप ब्रह्मकी उपासना और तद्दिषयक आख्यान 


श्रयोदश ब्राह्मण 


« उक्‍्थदृष्टिसे प्राणोपासना *** 
« यजुर्ईष्टिसे प्राणोपासना 

« सामदृष्टिसे प्राणोपासना 

« क्षत्रदृष्टिसे प्राणोपासना 


चतुरदंश चाह्मण 


« गायच्युपासना 


गायन्नीके प्रथम छोक-पादकी उपासना * * है 


ण्ष्ठ 


” ११९९ 


४९२०२ 


5 “हर 0र 


१२०६ 


१२०८ 


१२१० 


“शर्ट 


१२१३ 


१२१५ 


९२१८ 


१२२० 


१्२२५ 
१२२६ 
र्र्र७ 


“ शर२८ 


” १२३० 


१२३६९ 


(२५ ) 


विषय पृष्ठ 
२७१. गायत्रीके द्वितीय त्रयीपादकी उपासना *'' * १२३२ 
२७२. गायजत्रीके तृतीय प्राणादिपाद और तुरीय दर्शत परोरजापादकी 
उपासना * १२३३ 
२७३. गायजत्रीकी परमप्रतिष्ठा प्राण हैं; धगायत्नीः शब्दका निर्ववचन ओर 
वटुको किये गये गायच्युपदेशका फल 80% १२३६ 
२७४. अनुष्टुप सावित्नीके उपदेशका निषेध और गायत्री-सावित्रीका महत्त्व ** १२४० 
२७५, गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिग्दर्शन ** * १२४२ 
२७६. गायन्नीका उपस्थान ओर उसका फल * *” १२४५ 
२७७. गायज्रीके मुखविधानके लिये अर्थवाद की ** १२४७ 


२७८. 


२७९. 
२८०८ 
२८१. 
२८२. 
शभ८३ 
र्८४ 
र्‌८५ 


२८६. 
२८७, 
२८८६ 
२८९, 
२९०. 
२९१, 


२९२. 


२९३. 


२९४, 


पश्चद्श ब्राह्मण 
शञानकर्मसमुच्बयकारीकी अन्तकाल्में आदित्य ओर अमिसे प्रार्थना १२५० 


पृष्ठ अध्याय 

प्रथम च्राह्मण 

ज्येष्ट-श्रेष्ठ दृष्टिसे प्राणोपासना * १२५७ 
वसिष्ठाइृष्टिसे वाकूकी उपासना हा ४ <ह२५६ 
प्रतिष्ठाइष्टिसे चक्षुकी उपासना ९ १२६० 
सम्पद्दृष्टिसे श्रोत्रकी उपासना ०४ १२६९ 
आयतनदृष्टिसे मनकी उपासना ग * शर६२ 
प्रजातिदृष्टिसे रेततकी उपासना १२६३ 


अपनी श्रेष्ठताके लिये विवाद करते हुए वागादि प्रार्णोका ब्रह्माके 
पास जाना और ब्रह्माका यह निर्णय करनेके लिये एक कसौटी बताना १२६४ 
अपनी उत्कृष्टताकी परीक्षाक्रे लिये वाकुका उत्तमण ओर पुनः प्रवेश १२६५ 


चक्षुका उत्कमण और परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश *** १२६७ 
श्रोत्रका उत्कमण ओर परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश *" १२६७ 
मनका उत्कमण ओर परीक्षार्मे असफल होकर पुनः प्रवेश **' १२६८ 
रेतसका उत्क्रमण ओर परीक्षामें असफल होकर पुनः प्रवेश ** १२६८ 
प्राणके उत्तरण करते ही अन्य इन्द्रियोका विचलित हो जाना हु 
ओर उसकी श्रेष्ठता स्वीकार करना आ १२६९ 

वागादिक्ृत प्राणकी स्तुति और उसे अन्न तथा वल्ल अ्दान * १२७१ 
द्वितीय ब्राह्मण 


प्रवाहणकी समार्मे श्वेतकेतुका आना ओर प्रवाहणका उससे प्रश्न करना १२८२३ 
प्रवाहणके पॉच प्रश्न ओर ख्वेतकेतव॒का उन सभीके प्रति अपनी 
अनभिशता प्रकट करना -* श्श्टए्‌ 


( £*६ ) 


विपय पृष्ठ 
५, घवेतकेतुका अपने पिताफे पास आकर उलाइना देना * १२८९ 
२९६ पिता आरुणिका उनके विषयर्मे अपनी अनभिज्ञता बताकर उसे 
शान्त करना ओर उनका उनतर जाननेके लिये प्रवाहणके पास आना १२९१ 
२९७. आरुणिका प्रवाहणसे अपने पुत्रसे पूछी हुई बात कहनेकी प्रार्यना 
करना १२९३ 
२९८, प्रवाहणका उसे देववर बताकर अन्य मानुघ वर मॉगनेके लिये कहना १२९३ 
२९९ आइरुणिका आग्रह आर प्रवाहणकी स्वीकृतिसे वाणीद्वारा उसका 
* शिष्यत्व स्वीकार करना * १२९४ 
३०० प्रवादणकी क्षमा-प्रार्थना.ओर विद्यादानके लिये तत्पर होना *' १२९६ 
३०१. चतुर्थ प्रशनका उत्तर--पद्चामिविद्या 
१-चुलेकामि * १२९८ 
२-पर्जन्याप्रि १३०४ 
३-इहलोकाम्मि १३०६६ 
४-पुरुषाभत़ि १३०८ 
५-योषाप्नि १३०९ 
३०२, प्रथम प्रइनका उत्तर--अन्त्येष्टि सेस्काररूप अन्तिम आहुति १३११ 
३०३ पश्चम प्रइनका उत्तर-देवयानमार्गका वर्णन * ** १३१३ 
३०४, धूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय ओर तृतीय प्रइनका उत्तर ** १३२१ 
तृतीय त्राह्मण 
३०५. थकर्म और उसकी विधि १२२९ 
३०६, मन्धकर्मकी सामग्री और हवनविधि १३२९ 
३०७, हवनके मन १३३४ 
३०८, सन्थामिमर्थका सन्त्र - १३३६ 
३०९. मन्थको उठानेका मन्त्र - १३३७ 
३१०, मन्थभक्षणकी विधि १३२८ 
३११ मन्थकर्मका वश * १३४० 
३१२, मन्थकर्मकी सामग्रीका विवरण १३४३ 
चतुर्थ ब्राह्मण 
३१३, मूलमान्न पक न १३२४५-१३५६ 
-  पञ्चम ब्राह्मण 
३१४. समस्त प्रवचनका वंश " १३५७ 


-“०$घहेक 20902 2०---- 


चित्र-सूची 


२-साष्यकार भगवान्‌ दड्डूर ( तिरंगा ) 
२-मैज्रेयीको उपदेश कु 
३-ब्रह्मचारियोंकोी याक्षवल्क्यका आदेश . $;; 
४-शाकल्यका शिर गिरना है 
७५-जनक-याक्षवल्कक्‍य-संवाद 33 
६-प्रवाहणकी सभामे श्वेतकेतु मी 


7जशेकि एलजी सिमेकी किए: 


पष्ठ 


ण्शण 
६११ 
<११ 
८३४ 
“" शश८६ 


| 0377* 
पु ५०7 


(2 2॥ 
४*, 


विश ऐ थक 
है 5 
४/]४५४० 


|| 


म््ज्ब्म्म््प्स्स्सव््जसन् 


7 


..) 
न्जियिट्स्म्क्््स्मस्ननन ॥ 
7 

पे 


रा) 


+ 
६ 


हा हु + पक्का ] #चथ 5] 
३ बे कक पर 
हि ३ आं+अ३८५-ह९३९८५०९/५७५)५/५०५५०८७५५:९:९२७५०५७३५८५०५ ७:५५ ३०२५७ ३५३७७ +१७+५+#लै एसीबी 


। 
20२५४९९९०३०५०७६०२७१५३चंथ 





(2/ कर । । 
है “ 
४). यसिमिन्नापूर्यमाण पतति करतला- 0 
हे कि ; प् 
॥ च्छद्भरस्थापि शूले 

४! शक 
+  त्रासादुदअआान्तचिन्तारविस्थतुरगा । ॥ 
है भ्रष्टमागोः प्रयान्ति । ॥ 
] क्‍ 


ब्रह्मा बह्माण्डभाण्डस्फुटनपरिभया- 


5. न्डि 


त्तोति नारायणाख्यं 
सोएस्मान्पायात्सुनादो वदनविनिहितः 
पत्वजन्यो मुरारेः ॥ 


ण्छ “प्ग्ठ | ४ 
कच्च्त्ट न च्ज्ड 22200 केक 


' 


छा 
४. '# 5 
22622 जः 


पु (3 
5 छ ०» 2“ ० पा ८28७2 धत32 ८ ता ता धढ 9७ ८ +- ८५८४५ ८ध3८+ +। “५८८० “ “ > > 2५८४2 ५७८ ३ ध ८“ ०० दस 7 3 ध 5 2 75८५५ ००2 ०७० हू 


बह 0677 5 05 675 कल सछ 


2 


बृ० उ० १-२ ' 


न्‍ँ 


८667 :८6/(8७:% 0 
. ॥0,.:४( 08 । 
(४४ फि 
#* न ४ का ४ सआ 





भाष्यकार भगवान शड्जूर 


37 


से मसट्रगाल सम 


व्ृहदारण्यको पनिषद्‌ 


ज् 
मन्जाब- गादइर्माष्य जोर भाष्याव॑सहित 


नी जज अइ... जननरननन-नन न 


शापरः शपरचाय' सदर: शर्चसल्षिमः । 
सर्चेपों शाउय- सन्त सच्चिदानन्दरूपिणः ॥ 


का आंख 9 ऑन +++35 


शान्तिपाट 
3 5 382 कल 2४ पूः ९ 
* पूणमदः पृणमिदं पूणात्पृणेम्ुदच्यते । 
(६ (५ कर 
पूणस्थ पूणमादाय पूणमेवावशिप्यते ॥ 
३ शान्तिः | शान्ति! [| शान्ति। | 

४» बह ( परत्रह्म ) पृणे है और यह ( कार्यत्रह्म ) भी पूर्ण है, 
क्योंकि पूर्णसे पूर्णकी ही उत्पत्ति होती हैं । तथा [ प्रल्यकालमें ] पूर्ण 
( कार्यत्रह्म ) का पूर्णलर छेकर ( अपनेमे छीन करके ) पूर्ण ( पख्रक्ष ) 


ही बच रहता है । त्रिब्रिध तापकी शान्ति हो | 


५-2८» सन 
ब्ाज्च्िःणल्चव्ञॉे 5 


आज जिओ ईय 


फयकर बाण 


"४१ 


तसम्तबन्ध-भाष्य 


३० नमो ब्रह्मादि यो ब्रह्मविद्या- 
सम्प्रदायकतृस्थो. वंशऋषिम्यो 
नमो गुरुभ्यः । 

उषा वा अश्वस्या इत्येव- 
बमनिरकतिः खो वाजसनेयि- 

ब्राह्मगोपनिषत्‌ | 
तस्या इयमस्पग्रन्था वृत्तिरास्भ्यते 
संसारव्याविवृत्सुम्यः संसारहेतु- 
निवत्तिसाधनब्रह्मात्मेकत्वविद्या- 
प्रतिपत्तये । सेय॑ ब्रह्मविद्या उप- 
निषच्छब्दवाच्या तत्पराणां स- 


हेतोः संसारस्यात्यन्तावसादनात्‌ | 


|. 3» ब्रह्मविद्याके सम्प्रदाय-प्रवरतक 
4 


| [ बण-बाह्मणोक्त ) गुरुपरम्परागत 


। ब्रह्मादि बश-ऋषियोंको तथा गुरुदेव- 
को नमस्कार है | 

“पा वा अश्वस्य! इत्यादि मन्त्रसे 
आरसम्म होनेवाली वाजसनेयित्राह्मणो- 
पनिपद्‌ है । संसारसे निश्वत्तिकी 
' इच्छावाले विरक्त पुरुषोके लिये 
संसारके कारण ( अज्ञान ) कौ 
निवृत्तिके साधन ब्रह्मात्मैक्यबोधकी 
प्राप्तेकि लिये उसकी यह अल्प 
ग्रन्ययाली ( सक्षिपत्त ) व्याख्या 
आरम्भ की जाती है । यह ब्रह्मविद्या 
अपनेमे लगे हुए पुरुषोके संसारका 
कारणसहित अत्यन्त अवसादन 
(उच्छेद ) करनेके कारण उपनिषद्‌ 
शब्दसे कही जाती है, क्‍योंकि 





१ इस उपनिषद्के द्वितीय, चतुर्थ और षष्ठ अध्यायोंके अन्तिम ब्राह्मण 
वेंशब्राह्मण” कहलाते हैं, क्‍योंकि उनमें इस ग्रन्यद्वारा प्रतिपादित विद्याओंकी 
आचार्यपरम्पराओंका निरूपण किया गया है । 


घ्रात्मण १ ] शाएरभाप्याथे ० 
जन फल बकाया. न्य्टि-+- 2७० अआर्स3. ७६०० «४६२२० ४८६२०. «४०२. «०० «००. «६२४६२. 
उपनिपृयेस्थ सदेस्तद्थत्वान्‌ |! 'डप' और 'नि! उपसर्गपूर्वक सद्‌- 
| । घधातुका यही ( अबसादन ही) 
तादथ्याद्‌ ग्रन्थोश््युपनिपद्‌ अर्थ है। उस अहवियाकी प्राप्तिरूप 
; प्रयोजनवाला होनेके कारण यह प्रन्ध 


उच्चते । ( थे 
। भी उपनिषद्‌ कहा जाता है | 


सेयं पदध्याथी अरण्येडनूच्य-,.. सह छ' अध्यायवाली उपनिपदू 
| अरण्य (ब्रन) मे कही जानेके कारण 
सानत्वादारण्यक्रम, छइहच्चात्प- आरण्यक है और [ अन्य उपनिपढों- 


र्माणतो भृहदारण्यका्‌। तस्या- की अपेक्षा ) परिमाणमें बृहत्‌ 
( बडी ) होनेके कारण बृहदारण्यक 
स्थ कर्मकाण्देन सम्बन्धोइमि- | कही जाती है । अब इसका कमे- 
काण्डके साथ सम्बन्ध बतलाया 
जाता है । यह सारा ही वेद, 
जिनका प्रत्यक्ष और अनुमानसे 


धीयते । सर्वोष्प्ययं वेढः प्रत्य- 
क्षानुमानाभ्यां अनवगतेष्टानिए- शान तह सता आन: धो 
और अनिष्टकी निबृत्तिक उपायोको 
प्रकाशित करनेवाढ्ा है, क्योंकि 
सभी पुरुषोको खभावसे ही उनकी 
प्राप्ति और निवृत्ति इष्ट है । जो 
विपय प्रत्यक्ष है उनमें इष्टप्राप्ति और 


चेष्टानिषप्राप्तिपरिहारोपायज्ञानस्स | अनिष्टनिद्ृत्तिके उपायोंका ज्ञान तो 
कल प्रत्यक्ष और अनुमान ग्रमाणेंसे ही 
अत्यक्षालुमानाभ्यामेव सिद्धत्वा- | (सद्ध है, इसलिये वहाँ आगमग्रमाण 


न्नागमान्वेषणा । ढूं ढनेकी आवश्यकता नहीं होती | 


प्राप्तिपरिहागेपायप्रकाशनपरः सबे- 
पुरुषाणां निसर्गत एव तत्प्राप्ति 


परिहारयोरिष्त्वात्‌ । च्ष्टविपये 


कान “+नन----+-त>_ _____+___+_88६ब_ ६ न न न _ “+“/+*+* 


हे 


८ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
ब्क<2:23% ब्यर:23%, व्यॉई>८-2%- व्याई 2: नया: नकईट<२८2.0, व्यर्थ (८22, ब्कर२८2स्‍0७, ब्कप 20, ब्यॉ>: 2: ब्या(:2७- न्यॉ2 


न चासति जनन्‍्मान्तरसम्ब- । किन्तु जन्मान्तरसे सम्बन्ध रखने- 
भात्ममजनिरूपणे न्ध्यात्मास्तत्वाव- । वाले आत्माके अस्तित्रका ज्ञान न 
शासख्वार्थवलवम्‌ होनेपर  जन्मान्तरसम्बन्धिनी इ४्ट- 
कट आए ज्ञान जन्सान्त- 

प्राप्ति और अनिषए्टनिवृत्तिकी ब्च्छा 
रेट्टानिष्टप्राप्तिपरिहारेच्छा स्यात्‌ । भी नहीं हो सकती, जैसा कि 


खभाववादिदशनात्‌ तस्मा- खभाववादियों ( चावाकादिकों ) में 
ही देखा जाता है# । अत आात्र 
जन्मान्तरसम्बन्ध्यात्मास्तित्वे. | जन्मान्तरसम्बन्धी आत्माके अस्तित् 
जन्मान्तरेशनिश्प्राप्रिपरिहारोपाय- और जन्मान्तरकी इष्ठप्राप्ति एव 
' अनिष्टनिवृत्तिके. उपायबविशेपका 
विशेषे च शात््र॑ प्रवरतेते | (रूपण करन अत होता] 
“भय प्रेते विचिकित्सा मनुप्ये- , जैसा कि [ श्रुतिमें ] “मृत रा 
ब्लीत्य स्वीति चेंये के विपयमे जो ऐसी शब्ढा होती 
0 जम की कि कोड तो कहते है [ शरीरादिसे 
(क० उ० १ | १ | २०) | अतिरिक्त देहान्तरप्तम्बन्त्री ] आत्मा 
हा #अंस्तीलीबपेलब् | है और कोई कहते हैं यह 
इत्युपक्रम्य त्यवापलब्ध । नहीं रहता? इस प्रकार उपक्रम 
व्य/ (क० उ० २।३। १३) | करके “आत्मा है-ऐसा ही जानना 
लकी (७, | चीहिये'” झत्यादि निर्णय देखा जाता 
इत्येबमादिनिणयद्शैनात्‌। “यथा | है | तथा “ जलक की जाग] 
च्‌ मरण प्राप्य/ (क० उ०२। | मरणको प्राप्त होनेपर आत्मा जैसा 
हो जाता हैं” इस प्रकार आरम्म 
करके “जिसने जैसा कम किया है 


२। ६) इत्युपक्रम्प “योनिमन्ये 
तथा जिसने जेसा शाख्नज्ञान प्राप्त 
किया है उसके अनुसार कोई तो 


प्रप्चन्ते शरीरत्वाय देहिनः | 
देह घारण करनेके लिये किसी 


स्थाणुमन्येज्लुसंयन्ति. यथाकम 
यथाश्रुतम्‌ ” ( क० 3० २। २। | योनिको ग्राप्त हो जाते हैं और कोई 


* अर्थात्‌ आत्माके अस्तित्वको न जाननेवाले छोकायतिक ओर बोद्धोंकी 
जम्मान्तरमें इष्ट-प्राप्ति और अनिष्ट-परिद्दारके उद्देश्यसे वैदिक क्रियाभोर्मे प्रवृत्ति 
नहों होतो--यह बात देखी गयी है । । 








प्राह्मण १ ] शाउरभाप्या्थ ७ 
ब्वई 3-2 "कर 2 ब्क--2७ कई). पक न्वर्ट 7.20. व्यर्द: नी.2७० व्या_-- ७७. आर्ट 20 बट (-7)2७, व्करट-: 2 ब(२:220० बॉ: 
७) इति च। "खबज्ज्योतिः । स्थावर हो जाते हैं” इस प्रकार कहा 
(ब्रू० 3० ४।३।१५) हइत्यु- | है। एव “खयंप्रकाश है”! इस प्रकार 
पक्रम्ध “तं विद्याकमंणी सम- । आरम्भ कर “ज्ञान और कर्म उसके 
न्वारभेते (४७।४।२ ) “पृण्यो | ज्न्मान्तरक आरम्मक होते है?”, तथा 
च्‌ पुण्येन कमेणा भवति पापः | « 'वह पृण्यकर्मसे पुण्यवान्‌ और पाप- 
पापेन" (३।२। १३ ) इति च। , क्रमोंसे पापमय होता है” इत्यादि कहा 
“जपयिप्यामि" (च्व०्ड०२।१। | 
2७ ) इत्युपक्रम्प "विज्ञानमयः" 


गया हैं । इसी प्रकार “बतलाऊँगा”! 
ऐसा उपक्रम कर “आत्मा विज्ञान- 
(२१ | १ | १६) इते च मय है” इस प्रकार देहसे भिन्न 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वम्‌ । आमाका अस्तित्व बतलाया गया है। 





यदि कहो कि आत्माका अस्तित्व 

तो प्रत्यक्ष प्रमाणका ही त्रिपय है, 
तो एसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
इसके सम्बन्धमें त्रिभिन्न वादियोंका 
मतभेद देखा जाता है। यदि देहान्तर- 
सम्बन्धी आत्माके अस्तित्वका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होता तो छोकायतिक और 
वीड़ आत्मा नही है! ऐसा कहकर 
हमारे प्रतिकूल न होते । घटादि जो 
ऋ्ला स्पुर्नास्त्यात्मेति चदन्तः | | प्रत्यक्षप्रमाणके विषय है उनमे घट 
हे नहीं है! ऐसा किसीको सन्देह नहीं 

न हि घटादा ग्रत्यक्षबिपये कथि- | दवोता । यदि कह्दो कि स्वाणु (ढूँठ) 


तत्मत्वक्षत्रिपपरमेतेति चेन्न। 
प्रसक्षाज॒मागान्या वीडिविग्रतिपत्ति- 
नात्मनोइस्लल्व- ढशनात्‌ । न हि 


तिछि 


दहान्तरसम्बन्धिन 
आत्मनः प्रत्यक्षेणास्तित्वविज्ञाने 


लोकायतिका वाद्धाश्व नः प्रति- 


आदिमे पुरुपादिका भ्रम देखा जानेके 
कारण प्रत्यक्ष वस्तुमे सशयका 
सख्ाण्चादोी पुरुषादिद्शनान्नेति | अभाव नहीं वताया जा सकता तो 


हदिप्नतिपच्यते नास्ति घट इति। 


८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


ब्यई के नई याईप५ 22, नई +72स्‍0 व्यई">:23७- व्य 7220 व्य: २८240 आई: व्या्(2: 2: व्याट: 2:23. व्याई-०30- नाई. 


चेन्न। निरूपितेब्भावात्‌ | न हि 
प्रत्यक्षेण निरूपिते ख्ाण्वादो 
विग्नतिपत्तिभंवति । वेनाशिका- 
स्त्वहमितिग्रत्यये जायमाने<पि 
देहान्तरव्यतिरिक्तस्य नास्तित्वमेव 
प्रतिजानते । तस्म्ात्मत्यक्षविषय- 
वेलक्षण्यात ग्रत्यक्षा्नात्मास्तित्व- 
सिद्धिः । 


तथानुमानादपि । श्रुत्या 


आत्मास्तित्वे लिड्लस्प दर्शित- 
त्वाल्िड्जस्य च ग्रत्यक्षविषयत्वा- 
नेति चेन जन्मान्तरसम्बन्ध- 


स्थाग्रहणात्‌ । आगमेन त्वात्मा- 


यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि स्थाणु- 
का निरूपण करनेपर उस सगयका 
अभाव हो जाता हैं । स्वाणु आदि- 
का प्रत्यक्ष निरूपण हो जानेपर 
उसमें किसीको सन्देह नहीं रहता। 
किन्तु वैनाशिक तो अहम! ऐसी 
वृत्तिक उदय होनेपर भी देहान्तरसे 
भिन्न आत्माके न होनेका ही निश्चय 
करते हैं ।अत प्रत्यक्ष प्रमाणके 
विपयसे विलक्षण होनेके कारण 
प्रत्यक्षसे आत्माके अस्तित्वकी सिद्धि 
नहीं हो सकती | 

इसी प्रकार अनुमानसे भी 
[ आत्माका अस्तित्र सिद्ध नहीं हो 
सकता ] | यदि कहो कि श्रुतिने 
आत्माके अस्तित्वमे लिड् ( वीज ) 
दिखलाया है और ढछिट्ग प्रत्यक्ष- 
प्रमाणका विषय होता है, इसलिये आत्मा 
[ प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाणका भी 
विषय है ] केवल आगमका ही विषय 
नहीं है--तो ऐसा कहना ठीक नहीं 
क्योंकि जन्मान्तरके सम्बन्धका किसी 
अन्य प्रमाणसे ग्रहण नहीं होता | 


१. अनुमानका स्वरूप यों है--इच्छा आदि किसीके आश्िित होते हैं, 
क्योंकि वे गुण हैं, जेसे रूप आदि | इस प्रकारके अनुमानद्वारा इच्छादिके 
आश्रयरूपसे भी आप्माका अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छादिका 
अधिष्ठान मन ही प्रतिद्ध है, मनसे अतिरिक्त इच्छादिकी उपलब्धि नहीं होती । 

२ “य' ग्राणेन प्राणिति' इत्यादि श्रुतिके अनुसार प्राणनादि व्यापार ही 


आत्माके अस्तित्वमें लिक्ष है | 


कण कक 2 के 


प्राह्मण $ ] 


शादररभाप्याथे ९, 


ब्यर्ट 2० नव. नो २२० ब्वर .20 न्कर्ट न) पे 5-०. जी न.2७.. बन. ब्य९ ८220 ब्कॉसि 


स्तित्वेगने बेदप्रदर्शित्ाकि- 


कलिद्वविश्वपेष तदनुसारिणों 


मीमांसकास्ताकिकात अहम्प्रत्यय- 


लिद्रानि च वेदिकास्येव खमति- 
प्रभवाणीति कल्पयन्तो बदन्ति 


प्रत्यक्षथ्नानुमेयथात्मेति । 


सं्रशाप्यस्त्यात्मा देहान्तर- 


एम एनकाष्टपो- सम्बन्धीत्येय ग्रति- 
ाउतत पत्तुदहान्तरगतेष्टा- 


निष्टप्राप्तिपरिहागेपायत्रिशेपाथिन- 
स्तद्विश्पन्ञापनाव कमकाण्डसार- 
व्यम । न त्वात्मन इश्टानिष्टप्राप्ति- 
परिहारच्छाकारणम्‌ आत्मविपय- 
मज्ञानं॑ कतेभोक्त्खरूपाभिमान- 
लक्षण तद्विपरीतत्रह्मात्मसरूप- 
विज्ञानेनापनीतम्‌। यावद्धि तन्ना- 
पनीयते तावदय कर्मफल- 
रागटेपादिखाभमाविकदोपग्रयुक्तः 
शास्रचिहितग्रतिपिद्धातिक्रमेणापि 


आमगमप्रमाणसे तथा बेदोक्त छोकिक 
लिगिगेवकि द्वारा आत्माका 
अन्तित जान लेनेपर हो उसीका 
अनुमरण करनेवाले मीमासक और 
नेयायिक बेदिक अहमग्रतीति ओर 
शदिक छिद्पोको ही ये हमारी बुद्धिसे 
: निकले हुए तक है! ऐसी कब्पना 
' करते एए कहते है कि “आत्मा 
| प्रव्यक्ष अं र अनुमानका भी विषय है।। 


सब प्रकार देहान्तरसे सम्बन्ध 
। रबनेंबाला आत्मा है--ऐसा जानने- 
बाले तथा देहान्तरगत इष्टप्राप्ति और 

, अनिष्टनिवृत्तिके. उपायबिशेषको 
। जाननेकी इच्छाबाले पुरुषोको उस 
। विशेष उपायका ज्ञान करानेके लिये 
कमकाण्ड आरम्म किया गया है | 
उसमे आत्माकी इश्प्राप्ति एवं अनिष्ट- 
निवृत्तिकी इच्छाके कारण कर्वृत्व- 
भोक्तृत्वाभिमानरूप. आत्मविषयक 
अज्ञानकोी उससे विपरीत ब्रह्मात्म- 
खरूप ज्ञानके द्वारा दूर नहीं किया 
गया | जबतक उस ( जअज्ञान ) की 
निदवृत्ति नहीं होती तबतक यह जीव 
कर्मफलके राग-द्वेपादिख्प स्वाभाविक 
दोपेसि प्रेरित होनेके कारण शाख्र- 
कथित विधि और निपेषका उलछ्ठन 


१० बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
नई 20% जे: 22७, वयई: 2०० «2, नई -:2स्‍%, न्यरों + ४७ व्या(२:2:७, ब्यई>22- ००22७... ४ ब्>2:७ न्य:- 


वर्तमानो मनोवाकायैईशब्श्टानि्ट- | करके भी सा हुआ मन, वाणी 
7.26 2 ' और शरीरसे दृष्ट और अद्ृष्ट 
साधनानि अधर्मसब्ज्कानि कर्मा ' अनिष्ठक सानभूत . अवर्मसबक 
प्युपचिनोति वाहुल्येनः खामा- कर्मोको अधिकतासे करता रहता 
घिकदोपबलीयस्त्वा , | है, क्योंकि खभावजनित दोष बहुत 
विकदोषबलीयस्वात्‌ । तततः ; प्रव७ होता है| इससे उसे स्थावर- 
स्थावरान्ताधोगतिः । कदाचि- , पर्यन्त अधोगति प्राप्त होती है। 
च्छाख्नकृतसंस्कारवलीयस्त्वम्‌ , कभी शाल्रोक्त सस्कारोंकी प्रवढता 
पक अत कक | होती है, उस समय यह मन 
ततो मनआदिभिरिष्ट साधनं वाहु-, आदिसे अधिकतर धर्मसज्षक इ४- 
ल्येनो “पचिनोति धर्माख्यम्‌ | सॉपनोंका सम्पादन करता है । 
्् ० वे ज्ञान ( उपासना ) पूर्वक और केवल 
तद्डिविधम्‌ -ज्ञानपूव्क केवलश्व । श्ेदसे दो प्रकारके है। उनमे केवल 
तत्र केवल पिवलोकादिय्राप्ति- धर्म पितृक्केकादिकी प्राप्तिरप फल- 
वेब कॉदि वाले है और ज्ञानपूर्वक धर्म देवकोक- 

फलम्‌ | ज्ञानपूर्वक देवलोकादि- से लेकर ब्रह्मलेकतककी प्राप्तिरूप 
ब्रह्मलोकान्तप्राप्तिफत्म । तथा फलवाले है | ऐसा ही शाखत्र भी 
च शास्रमू--“आत्मयाजी श्रेया- िंता है--“'देवेपासककी अपेक्षा 
िल हि .. ' आत्मोपासक श्रेष्ठ है ।”% तथा 
न्देवयाजिनः” इत्याद्‌ | स्मातिश् | “वैदिक कर्म दो प्रकारका है” ऐसी 
/हिविध कम वेदिकम्‌/इत्याद्या | ' स्मृति भी है। धर्म और अधर्मकी 
साम्ये च्च्‌ धर्माधर्मयोः मनुष्यत्व- । समान मात्रा होनेपर मनुप्यत्वको प्राप्ति 
प्राप्ति! | एवं ब्रह्माद्या खावरान्ता | का 
शक गियास्क की रूप साधनसे होनेवाली ब्रह्मासे लेकर 
खाभाविकाविद्यादिदोषवती धर्मो- | ख्ावरपर्यन्त नाम, रूप एव कर्मके 


धर्मंसाधनकृता संसारगतिः नाम- | आश्रित स्वाभाविक अविद्यादि दोष- 


$ सर्वत्र परमात्मबुद्धि रखकर नित्य कर्मोका अनुष्ठान करनेवाल पुरुष आत्मयाजी 


( आत्मोपासक ) है और कामनापूवंक देवताओंक़ी उपासना करनेवाला देवयाजी 
( देवोपासक ) है । 


ब्राह्मण २ ] 


शापरमभाप्यार्थ 


११ 


ब्कर्द उप्र बकरे 7. ब्कर्ट 7: ब्यॉप 20७ ब्यर्टी "2७० “कर्ट-- फैल न्याय: फेज रई 0७, बॉए- 2, (23%. ब्कय:2. ब्रेक, 


रूपकर्मात्रया | तदेवेद व्याक्ृतं 
साध्यमाधनरूप॑ जगत्प्रागुत्पत्ते- 
रख्याकृतमासीतू | से एप 
वीजादुगदिविद्विद्याकृतः संसार 
आत्मनि क्रियाकारकफलाध्या- 
गेपलक्षणोड्नादिरनन्तोड्नथः; 
इत्येतस्माहिरक्तस्थाविद्यानिवृत्तये 
तहिपरीतत्रह्मविद्याप्रतिपत्त्यथोप- 
निपदारस्यते । 

अस त्वश्वमधकमसम्बन्धिनो 
अधमेषणाणय- विज्ञानस्थ प्रयोजन 

प्रोत्नन ग्रेपामश्रमथे. न 
अधिकारस्तेपामस्मादेव विज्ञानात्‌ 
फलप्राप्तिः। “विद्यया वा कमणा . 
वा” “तडद्ृंतछोकजिदेव/” ( ब्यृ० 
उ० १। ३। २८ ) इत्येवमादि- 
श्रुतिभ्यः । 

कमविपयत्वमेय॒ विज्ञानस्थेति 


चेन्न, “थोड्श्रमेघेन यजते य उ 


चेनमेव॑ वेद” इति विकल्पश्रुतेः । 


वाली सासारिक गति है। वह यह 
सायसाधनरूप व्याकृत जगत्‌ 
उत्पत्तिसे पूर्व अव्याकृत था । आत्मामे 
क्रिया, कारक एवं फठका आरोपरूप 
यह अवियाकृत ससार बीजाहूरादि- 
के समान [ प्रत्राहरूपसे ] अनादि 
और अनन्त अनर्थरूप है; अत. 
व्ससे तबिरक्त हुए पुरुषकी अवियाकी 
निवृत्तिके लिय इससे व्रिपरीत ब्रह्म- 
विदाकी प्राप्तिरूप प्रयोजनवराली यह 
उपनिपद्‌ आरम्भ की जाती है | 

[ इस उपनिपद्के आरम्भमे कहे 
हुए ]) व्स अश्वमेघकर्मसम्बन्धी 
विज्ञनका तो यही प्रयोजन है कि 


, जिनका [ असामध्यंवश ) अश्वमेत 


यज्ञम अधिकार नहीं है उन्हे इस 
विज्ञानसे ही उसके फलकी प्रासि 
हो जाय; जैसा कि "'ज्ञान (उपासना) 
से अथत्रा कर्मसे [ उसके फलकी 
प्राप्ति होती है]? “वह यह 
( प्राणदर्शन ) छोक-प्राप्तिका साधन 
है”” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध होता है । 

यदि कहो कि अश्वमेषविज्ञान 
अश्वभेषकर्मसे हो सम्बन्ध रखता है 
तो यह ठीक नहीं है, क्योंकि “जो 
अश्वमेघसे यजन करता है अथवा जो 
इसे इस प्रकार जानता है [ वह 
सब पार्पोको पार कर जाता है ]” 


श्र बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय र 
न 2:2%% न्याई ८2 चाई 220७ च्यक 2:0७, "कर :2%- कद पड नकईई>230- नाई: न्याई ८22७. बकई>:2स्‍% याई २८2 0क 
विद्याप्रकरणे चाम्नानात्‌ कर्मान्तरे | ऐसे प्रकार कर्मके ज्ञान और अनु- 
| प्लानका त्रिकल्प बतलानेवाली श्रुति 
च सम्पादनदशनाद्‌ विज्ञानात्‌ है। इसके सित्रा इसका उल्लेख 
| उपासनाग्रकरणमें होनेसे . तथा 
तत्फलग्राप्रिरस्तीत्यवगम्पते.। अश्वमेघसे भिन्न [ चित्याप्नि ] कर्ममें+ 
| इसका सम्पादन देखा जानेसे भी 
यह ज्ञात होता है कि अश्वमेव- 
विज्ञाससे भी अश्वमेषका ही फल 
मिलता है | समष्टि और व्यष्टि 
हिरण्यगर्मकी पग्राप्तिरूप फल्वाला 
चेह ब्रह्मविद्याप्रारम्म आम्नानं | दोेसे समस्त कर्मों अश्नमेध कर्म 
| उत्कृष्ट है । यहो ब्रह्मविद्याके आरम्म- 
सर्वकरमणां संसारविषयत्वग्रदर्श- | में उसका उलछेख समस्त कर्मोका 
ससारसम्बन्धित्व॒ प्रदर्शित करनेके 
नाथेम्‌ | तथाच दशेयिष्यति | लिये किया गया है । इसी प्रकार 
श्रुति हिरण्यगर्भको क्षुघारूप पृत्यु- 
फलमशनायाम्त्युभावस्‌ । भावकी प्राप्ति दिखलावेगी । 


न नित्यानां संसारविषयफल- | यदि कहो कि नित्यकर्म संसार- 
विषयक फलवाले नहीं हैं. तो यह 
ठीक नहीं, क्योंकि समस्त कर्मफछों- 
संहारश्रुतेः | से हि पत्नीसम्बद्ध | का [ सासारिक विषयोंमें ही ] 
कर्म । “जाया मे स्पात्‌' |" उपसंहार किया जाता है--ऐसी 

९५ श्रुति है । सारे ही कर्मोका सम्बन्ध 
एतावान्व कामः” ( बरू० उ० १ | क्ष्से है | मुझे ख्री प्रातहो * 


४। १७) इति निसरग्गत एवं | इतनी ही कामना है” इस प्रकार 


सर्वेषां च कर्मणां परं कर्माश्वमेधः 


समष्टवव्यष्टिग्राप्तिफलत्वात्‌ | तस्य 


त्वमिति चेन्न। स्वंकर्मफलोप- 








# “अय वे लोकोउगम्रिः? (बृ० उ० ६। २। ११) हृत्यादि वाक्यद्वारा । 


घ्राप्रण ६ ] शाएरभाष्याथे १३ 
बट 2०. ब्ॉॉ-0०- ब्कर्टर फ ब्वफ ब्कषि:) बने2 2७ 0:0७. ०८६८०22.०. «८२:७० व्यास: बढ(740 बय(20० 
सकरमणां काम्यत्व॑ दरशयित्वा, ' खमावसे ही समस्त कमोंकी सकामता 
पत्रकर्मापरविद्यानां च “मनुष्य-' +टकर फिर पुत्र-कर्म और अपरा 
हा _. .. - ,, त्रियाके “मनुप्यलोक, पितृलोक और 
लोक। पिठलोको देवलोकः | देवों इसे आकार विमिल: पे 
(बृ०3० १। ५। १६) इ३ति दिखाने हुए श्रुति “यह जगत 
फल दशयित्वा, च्यन्नात्मकतां नाम, रूप और कर्म--इन तीन 
चान्ते उपसंहरिष्यति “त्रयं वा अचेसे युक्त है” ऐसा कहकर 
इदें नाम रूप कर्म! (ज्ू० उ० अन्तम इसकी तीन अल उप वीक 
हर ५ , , उपसहार करेगी। तालर्य यह है 
१।६। १) इति। सर्वेकरमणां | कि समस्त कर्मोका फछ व्याकृत 
फल व्याकृतं संसार एवेति || प़सार ही है | 


इदमेब त्रयं प्रागुत्पत्तेस्तहय- । यहीं न्नय उत्फत्तिसे पूर्व तो 
व्याकृतमासीत्‌ | तदेव पुनः सर्व- सैव्याकृत ही था। वही बीजसे 


मा «_ ' वृक्षेके समान समस्त प्राणियोंके 
प्रागिकमबशाहइयाक्रियते ब्रीजा- « 
शाद्ययाक्रियते बीज आग वमाकत तो जात है 08 


दिव वृक्षः। सोथ्यं व्याकृता- यह व्यक्ताव्यक्तरूप ससार अवियाका 
व्याक्ृतरूपः संसारोधविद्याविपयः: विपय है । अविद्यासे ही मूर्त, अमूत्त 
क्रियाकारकफलात्मकतया आत्म- रे उनकी वासनारूप यह संसार 
ध्गातेणि .. -.. क्रिया, कारक और फलरूप होनेसे 
रुपत्वेनाध्यारोपितः आवधच्यंत , आ्म्ावसे आरोपित होता है। 
मृत्तामृततद्वासनात्मक/ । अतो , इससे मित्र आत्मा नाम, रूप और 
बिलक्षणोइनामरूपकर्मात्मको5्द्धयो | कर्मसे रहित, अद्वितीय तथा नित्य- 


नित्य "८ 43. | शुद्ध-बुद्ध-मुक्ततरूप होनेपर भी 
नत्यशु जचड वाण । और 

ञु आह लि कक प्‌ताक्र । क्रिया, कारक और फर-भेदादि 
याकारकफलभेदादि विपययेणाइ- । वैपसत भावसे प्रतीत होता है। 
भासते । अतोथ्स्मात्कियाकारक- | अतः इस साध्य-साधनरूप एवं क्रिया, 
फलभेदखरूपाद्‌ एतावदिदमिति | कारक और फलू-मेदरूप संसारसे 


साध्यसाधनरूपाहिस्क्तस्थ कामा- | यह इतना ही है! इस प्रकार बिरक्त 





१४ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
बॉ याई>-29, नया -2:3७- “का .-:2:%- नई :272स्‍%, नाई <:22७. आई-:222७. कर >:2७, न: बट :2%, ब्या २:20 कक 
द्विदोषकर्मवीजभूताविद्यानिवृत्तये | हुए पुरुपकी कामादि दोपमय कमों- 

म की बीजभूता अविद्याकी, रज्जुमे सर्प- 
र्ज्वासव सपीवषज्ञानापनयाय | ज्ञानके बापके समान, निवृत्ति करनेके 
लिये ब्रह्मविद्याका आरम्म किया 


ब्रह्मविद्या आरभ्यते । जाता है । 


तंत्र तावदश्रमेधविज्ञानाय | उसमे अश्वमेवविद्याका वर्णन 
करनेके लिये 'उप्रा वा अश्वस्य! 
इयादि मन्त्र कहा जाता है। 
अश्रमेघष यज्ञमें अश्वकी पग्रधानता 
होनेके कारण यहाँ अश्वविषयक दृष्टि 
प्राधान्यादश्वस्य | ग्राधान्यं॑ च | ही कही गयी है | यह यज्ञ 'अस्ब! 
नामसे अब्डित है और उसका देवता 
प्रजापति है, इसीलिये इसमे अश्वकी 
त्वाच्च | | प्रधानता मानी गयी है | 


उपा वा अश्वस्य' इत्यादि | 


तत्राश्वविषयमेव दशनमुच्यते 


तन्नामाड़ितत्वात्क्रतोः ग्राजापत्य- | 


अच्चके अवयवोंगें कालादि-हाए 


३० उषा वा अश्वस्य मेध्यस्थ शिरः । सूयश्रक्षु- 
बातः प्राणो व्यात्तमभिवेश्वानरः संवत्सर आत्माश्वस्य 
मेध्यस्य | योः पृष्ठमन्तरिक्षम्रुदरं प्रथिवों पाजस्यं द्शिः 

कर ७ 
पाश्वें अवान्तरद्शिः पशेव ऋतबवो५ड्रानि मासाश्चाधमा- 
साश्र पबोण्यहोरात्राणि प्रतिष्ठा नक्षत्राण्यर्थीनि नभो 
मांसानि । उबध्यं सिकताः सिन्धवों श॒ुदा यकृच् क्तोमा- 
नश्र पंवेता ओषधयश्र वनस्पतयश्र लोमान्युद्यन्पूवार्धों 


ब्राह्मण १ | शाडूरभाष्यार्थ १५ 
बई कक, चर लटक न्याई 2720, चयईएे-222 व्य ०८2 याद पक व्याई ०-2) वन्य >: कक ययई "72 पक व्यास यहा ३८2 पाई, 


निम्लोचअ्घनाधों यहिजुम्मते तढ़िद्योतते यहिधूनुते 


तत्स्तनयति यन्मेहति तद्गषति वागेवास्थ वाक्‌॥ १॥ 


3» उषा ( ब्राह्ममुहत्ते ) यज्सम्बन्धी अश्वका शिर है, सूर्य नेत्र है, 
वायु प्राण है, वैश्वानर अप्नि खुला हुआ मुख है और संवत्सर यज्ञीय 
अश्वका आत्मा है| झुलेक उसका पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, एथिवी पैर 
रखनेका स्थान है, दिशाएँ पाश्वैभाग है, अवान्तर दिशाएँ पसलियोँ हैं, 
ऋतुएँ अद्ज हैं, मास और अद्भमास पर्व ( सन्धिस्थान ) हैं, दिन और 
रात्रि प्रतिष्ठा ( पाद ) हैं, नक्षत्र अस्थियोँ हैं, आकाश ( आकाशस्थित 
मेघ ) मास हैं, बाद उवध्य ( उदरस्थित अर्धपक् अन्न ) है, नदियाँ 
नाडी हैं, पर्वत यक्अत्‌ ( जिगर ) और हृदयगत मासखण्ड है, ओषधि और 
वनस्पतियाँ छोम हैं, ऊपरकी ओर जाता हुआ सूर्य नामिसे ऊपर॒का भाग 
और नीचेकी ओर जाता हुआ सूर्य कटिसिे नीचेका भाग है। उसका 
जमुहाई छेना बिजलीका चमकना है और शरीर हिलाना मेघका गर्जन 
है | वह जो मूत्र त्याग करता है वही वर्षो है और वाणी ही उसकी 
वाणी है ॥| १॥ 


उषा वा! इत्यादि । ब्राह्ममुहत्तेका 


उषा इति, ब्राह्मो मुहूर्त उषाः | 
वेशब्दः स्मरणाथे॥, प्रसिद्ध काल 
स्मारयति । शिरः प्राधान्यात्‌ | 
शिरथश्व ग्रधानं शरीरावयवानाप्‌ 
अश्वस्य मेध्यस्य मेधाहेस्थ यज्ञि- 
यस्योषाः शिर इति सम्बन्धः । 


नाम उषा है। 'वै' शब्द स्मरण 
करानेके लिये है। यह प्रसिद्ध 
कालका स्मरण कराता है। वह ग्रसिद्ध 
उषाकाल प्रधान होनेके कारण शिर 
है। शिर भी शरीरके अवयबोमे 
प्रधान है। अत. मेष्य--मेधाह 
( यज्ञाह ) यानी यज्ञसम्बन्धी अश्वका 
उषा शिर है--ऐसा इसका अन्वय 


| के 
कमौडस्य पश्ञोः संस्कतेव्यत्वात्‌ | है। कर्मके अद्गभूत पश्ुका सस्कार 


रद 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


न्याय नई बाई: 7. व्या>:22- ब्याद >7220- न्यई >:22%- ब्य्ट 2-2)%- ब्यई २-2७ न्याई 00, बट: बाई -:23% व्या-:22क, 


कालादिच्टयः शिर आदिपु क्षि- 
प्यन्ते। प्राजापत्यत्व॑ च॒ ग्रजा- 
पतिदच्टयध्यारोपणात्‌ू । काल- 
लोकदेवतात्वाध्यारोपणं च प्रजा- 
पतित्वकरणं पश्ञोः ! एवंरूपों 
हि प्रजापति$, विष्णुत्वादिकरण- 
मिव प्रतिमादों । 

सर्यश्रश्रुः शिरसोज्नन्तरत्वात्‌ 
सयाधिदेवतत्वाद्व । बातः प्राणो 
वायुखाभाव्यात्‌ | व्यात्तं बिवृ्त 
मुखमश्रिवेश्वानरः | वेश्वानर 
इत्यप्रेविशेषणम्‌ । वेश्वानरों नामा- 
प्रिवितृतं झुखमित्यर्थों, झुखस्या- 
प्रिदेवतत्वात्‌ । संवत्सर आत्मा, 
संवत्सरो द्वादशमासस्रयोदशमासो 
वा, आत्मा शरीर्म्‌ । काला- 
वयवानां च संबत्सरः शरीरम्‌ , 


किया जाना चाहिये, इसलिये उसके 
शिर आदियें कालादिदष्टियाँ की 
जाती हैं। उसमे प्रजापति-दृष्टिका 
अध्यारोप किया जाता है, इसीसे यह 
प्राजापत्य ( प्रजापतिदेवतासम्बन्धी ) 
है। काठ, लोक और देवत्वका 
आरोप करना ही पशुका प्रजापतित्व- 
सम्पादन करना है। जिस प्रकार 
प्रतिमादिमें विष्णुत्वादिकी प्रतिष्ठा की 
जाती है उसी प्रकार यह उक्त- 
रूपसे प्रजापति है । 

[ जिस प्रकार उपाके अनन्तर 
सूर्य दिखायी देता है उसी प्रकार ] 
शिरके अनन्तर नेत्र हैं और सूर्य 
ही नेत्रोंका अभिमानी देव है, इसलिये 
सूर्य उसका नेत्र है । वायु ग्राण है, 
क्योंकि वह वायुके-से खभाववाला है । 
वैश्वानर अग्नि व्यात्त यानी खुला 
हुआ मुख है। 'वैश्ानर' यह 


| अप्निका विशेषण है । अथोत्‌ वैश्वानर 


अग्नि उसका खुला हुआ मुख है, 
क्योंकि मुखका अधिष्ठावृदेव अग्नि ही 
है। सवत्सर आत्मा है; संवत्सर 
बारह या तेरह महीनेका होता है, 
बह उसका आत्मा यानी शरीर है। 
कालके अवयवोंका सवत्सर ही शरीर 


शरीर चात्मा “मध्य झेषामड्राना- | है, और “इन सब अगोंका मध्यभाग 


ऋत्राह्मण १ ] 


शाउरमभाष्याथ 


१७ 


ये: ०. ब्कए:-22७. «कर: 2७ बकई(०-23७० न्करए२:07०७ नए: ब्कप्टे:2स्‍0७ ब्कई<29. व्ये<>2)4७ ब्करए:2स्‍0७- *णय ५:29. ब्यई 2:70%- 


मात्मा” इति श्रुते! । अश्वस्य 
कार ध्यस्येति सी (६ 
मे सत्रानुपड्ञार्थ 
पुनवेचनम्‌ । 

भी 

द्योः पृष्ठ ऊध्वत्वसामान्यात्‌ | 
अन्तरिक्षम्नुदरं सुपिरत्वसामान्यात्‌ | 
प्रथित्री पाजस्थ॑ पादस्य पाजसथ- 
मिति वर्णव्यत्ययेन, पादासन- 
खानमित्यथः । दिशश्वतस्रोडपि 
पार्खे पाचन दिशां सम्बन्धातू । 

(४ ७ €४ % सठ्ख्यावैपम्या 
पाश्वेयोदिशां च सडुख्यावेपम्या- 
दयुक्तमिति चेन्न, सर्मम्ुखत्वोप- 


पत्तेरश्वस्य पाश्चाम्यामेव स्वेदिशां 


०->>ेन्‍ेनन>५----मस--+3.333...<€.ु2.>>गमनमन---+-पनमम नमन मनन नम. तनमन “नमन न ७ +»+»++क»म “५-५५ ०3७५८ “नमननन+पन--नतनननन-+++मन-म-म-ममन- न -* न मनन अन»»+>५०». 


सम्बन्धाददोपः । अवान्तरदिश 
आगेय्याद्याः पशेवः पाश्ौथथीनि । 


ऋतवोडड्ानि संवत्सरावयवत्वाद-! 


नि --+त>5 


आत्मा है”? इस श्रुतिके अनुसार 
जरीर ही आत्मा है। “अद्वस्य 
मेध्यस्या इसकी पुनरुक्ति इसका 
सबके साथ सम्बन्ध प्रदर्शित करनेके 
लिये है । 

ऊ््ेत्वमे समानता होनेके कारण 
युलोक उसका प्रष्टभाग है, अवकाश 
या छिद्ररूपतामे समानता होनेके 
कारण अन्तरिक्ष उदर है, पृथिदरी 
पाजस्य--पादस्य यानी पैर रखनेका 
स्थान है । पादस्य' के वर्ण (द) का 
[्यत्ययो बहुलम्‌! ( पा० सू० ३।१। 
८७) इस सूत्रके अनुसार जकारके 
रूपमें] व्यत्यय होनेसे 'पाजस्या हुआ 
है। चारों दिशाएँ पार्र्व॑भाग हैं, क्‍योंकि 
पाश्व से [ दिशाओका सम्बन्ध है । यदि 
कहो कि पार्र्य और ] दिशाओंकी 
'संख्यामे समानता न होनेके कारण 
ऐसा कहना उचित नहीं है 
तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
अख्वका मुख सभी द्शाओंकी ओर 
हो सकता है अतः उसके पाश्योंका 
सभी दिशाओंसे सम्बन्ध होनेके 
कारण इसमे कोई दोप नहीं है | 
आग्नेयी आदि अवान्तर दिशाएँ 
पसलियाँ. अथात्‌. पाश्वेभागकी 
अस्थियों हैं । ऋतुएँ अड्ढ हैं, क्योंकि 
संवत्सरके अवयव होनेके कारण 


१. क्योंकि दिशाएँ चार हैं और पाश्व केवल दो होते हैं । 


बृ० उ० ३--- 3--- 


२८ 


बृहदारण्यकोपनिपदू 


[ अध्याय १ 


या कपक नाईए ८0% नह: न्यई ८ ब्याई::22%- "(८23 व्याई (22% ब्या 2:02: ८८:८७... आए ब्य्ट:3% न: 22 


जसाधर्म्यात्‌ । मासाथाधेमासाथ्र 
पर्वाणि सन्धयः सन्धिसामान्यात्‌। 
अहोरात्राणि प्रतिष्ठाः | वहुचचनात्‌ 
प्राजापत्यदेवपित्यमानुपाणि, प्र- 
तिष्ठ४ पादाः पतितिष्ठत्येतेरिति | 
अहोरात्रेहि कालात्मा ग्रतितिष्ठ- 


त्यश्वश्न पादे । 

नक्षत्राण्यस्थीनि शुकुत्वसामा- 
न्‍्यात्‌ । नमो नभ)खा मेघा अन्त- 
रिक्षय्योदरत्वोक्तेन्‍, मांसान्युदक- 


रुधिरसेचनसामान्यात्‌ । उल्ध्य॑ 
उदरसमर्धजी्णमशर्न सिकता 


विश्लिष्टावयवत्वसामान्यात्‌ | सि- 


अगेसे उनकी समानता है। मास 
और अर्धमास पर्व-सन्धियाँ हैं क्योंकि 
सन्धिसे उनकी समानता है । दिन 
और रात्रि प्रतिष्ठा है। 'अहोरात्राणि' 
इस पदमें बहुवचन होनेके कारण 
प्रजापति, देवता, पितृगण और 
मनुष्य सभीके दिन-रात प्रतिष्ठा 
अथ्थात्‌ पाद है, क्योंकि इनसे वह 
प्रतिष्ठित होता है । काछात्मा दिन- 
रात्रिके द्वारा प्रतिष्ठित होता है और 
अश्व पैरोके द्वारा । 


शुक्ृत्वमें समानता होनेके कारण 
नक्षत्र अस्थियों हैं | आकाश अथोत्‌ 
आकाशस्थित भेघ, क्योंकि अन्तरिक्ष 
( आकाश ) की उदररूपता कही जा 
चुकी है, मास है, क्‍योंकि जलरूप 
रुधिर बरसानेमे उनकी माससे समानता 
है । अवयवोके बिलग-बिछंग रहनेमे 
समानता होनेके कारण बाद ऊवध्य- 
उदरस्थित अर्धजीर्ण अन्न है। 
सिन्धु अर्थात्‌ स्थन्दन ( बहने ) 
में समानता होनेके कारण नदियाँ 


न्धवः स्यन्दनसामान्यान्रद्यो शुदा | गुदा-नाडियों हैं, क्‍योंकि गुदा” 


१. प्रजापतिका एक अहोरात्र दो सहस्त युगका होता है; देवताओंका अहोरात्र 
उत्तरायण और दक्षिणायनरूप है, पितृगणका अहोरात्र शुक्लपक्ष और कृष्णपक्ष है 
तथा मनुष्योंका अहोरात्र एक दिन और एक, रात्रि है । 





ब्राह्मण १ ] 


शाह्लरभाष्यार्थ 


१९, 


बरई< 2७. कई: नर 2>० नकर्ट >722. "का > 7:9७. पका. ७० "का (८. च्याई:< ८2% नई >८2% व्याई>:20, ब्या ८23७ नई 2७. 


नाड्यो बहुवचनाच्च 
कोमानथ हृदयस्याधस्ताइक्षिणो- 
त्तरो मांसखण्डो | क्ोमान इति 
नित्य वहुबचनमेकस्मिल्नेव । 
पव॑ताः का्िन्यादुच्छ्रितत्वाच्च । 
ओपधघयश्च क्षुद्राः खाबरा वनस्प 
तयो महान्तो लोमानि केशाश् 
यथासम्भवम्‌ | 


उचन्नुह्न्डन्भवति सविता 
आमध्याह्ादश्वस्य॒पूर्वार्धो नाभे- 
निम्लोचन्नस्तं | 


। 


यन्नामध्याह्मजपनाथोंपराधः पू- | 


(0५७- ७ 
रूध्चामत्यथेः । 


वपिरत्वसाधम्यात्‌ । यद्विजम्भते ' 





तद्विद्योतते विद्योतन मुखधनविदा- 
रणसामान्यात्‌ । यदिधूलुते गा- 
त्राणि कम्पयति तत्स्तनयति 


(5 ९ 
गजनशब्दसामान्यात्‌ । यन्मेह॒ति 
मूत्र करोत्यश्रस्तद्पति वर्षणं तत्‌ 





| 'छ्लोमा! 


यक्ृचच । शब्द बहुबचनानत है+। कठिन और 


ऊँचे उठे हुए होनेके कारण पबत 
यक्वत्‌ ओर छोमा है । यकृत” और 
--हेंदयके अधोभागमे सीधे 
और बाये दो मासखण्ड है । 
कोमान'” यह एकके ही अथमे नित्य 
बहुबचनान्त होता है। ओपधि--्षुद्र 
स्थाचर और वनस्पति--महान्‌ स्थावर 
ये यथासम्भव लोम और केग है | 


सूर्य जो मध्याह्कालपर्यन्त उदित 
होता---ऊपरकी ओर जाता है. वह 
अश्वका पृव्रार्ध यानी नामिसे ऊपरका 
भाग है, और निम्लोचन्‌ अथौत्‌ 
मध्याहकालसे अस्तकी ओर जाता 
हुआ वह॒ सूर्य जघनार्थ--अपरारथ 
(नीचेका भाग) है, क्योकि पूर्वत्व और 
अपरबतबमे उन (उद्त और अस्त होते 
हुए सूय)की समानता है | तथा वह जो 
जमुहाई लेता अथौत्‌ अड्भोको फैलांता 
यानी उन्हें विशेषरूपसे झाडता है 


' बह बिजलीका चमकना है, क्योकि 


विद्योतन और मुख एव मेघके विदारणमे 
समानता है । तथा वह जो हिलाता 
अर्थात्‌ शरीरको कम्पित करता है 
वह मेघका गन है, क्योंकि इन 
दोनोहीमे. गर्जन-शब्द. रहनेमें 
समानता है | और वह अरब जो 


मूत्रत्याग करता है वही वर्षा होना 


(23५---_--+नमनन-५७-++बमम अरननमन-नन--ंमीन नमन पक कननन-नक-+ननन--म नी नानक तन +4>+न+परनन-++++७-.---. +ज- 


% अतः यहाँ 'शुदा' शब्द छोकप्रसिद्ध नितम्ब-अर्थका बोधक नहीं हो सकता । 


२० घृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय २ 
नहर 3८ दाइू<:2७७. चार: 22७ व्याई _-:% व्यट 2 - न्याई२:23% ई-:2 22७ “कई 72% ब्कस-23%- बह: व्याई “22 व्याट> 2: 
सेचनसामान्यात्‌ | वागेव शब्द | है, क्‍योंकि भिगोनेमें इन दोनोकी 
समानता है | वाकू अथौत्‌ थब्द 
एवास्याश्रय वागिति, नात्र | ही इस अश्बकी वाणी है; तात्पर्य 
यह है कि यहाँ कोई कल्पना 
कव्पनेत्यथेः | १ ॥ नहीं है ॥ १॥ 


+>-०-अख्व्एोः-+न 
अश्वमेषतस्वन्धी माहिमासज्ञक यरहादियें अहरादिदाए 


अहर्वा इति । सौवर्णराजती | 'अहर्ख! इत्यादि | अज्के आगे 
महिमाझख्यों ग्रहावश्चस्थाग्रत) | और पीछे महिमा नामके सोने और 


... .. , | चोॉदीके दो ग्रह (यज्ञीय पात्रविशेष ) 
पृष्ठतथ खाप्येते तद्धिपयमिदं | स्ते जाते हैं, उन्हींते सम्बन्ध 
| ) 
दर्शनमू-- | रखनेवाली यह दृष्टि है--- 


अहवो अख्वं पुरस्तान्महिमान्बजायत तस्य पूर्व 
समुद्रे योनी रात्रिरेनं पश्चान्महिमान्बजायत तस्यापरे 
समुद्रे योनिरेतो वा अश्व॑ महिमानावसितः सम्बभूबतुः । 
हयो भूत्वा देवानवह॒द्धाजी गन्धवोनवोसुरानश्रो मनुष्यान्‌ 
समुद्र एवास्य बन्घु। समुद्रो योनिः ॥ २॥ 


अश्वके सामने महिमारूपसे दिन प्रकट हुआ, उसकी पूर्व समुद्र 
योनि है । रात्रि इसके पीछे महिमारूपसे प्रकट हुई; उसकी अपर (पश्चिम) 
समुद्र योनि है। ये ही दोनों इस अश्वके आगे-पीछेके महिमासंज्ञक ग्रह 
हुए । इसने हय होकर देवताओंको, वाजी होकर गन्धर्वोको, अबा होकर 
अघुरोंको और अश्व होकर मनुष्योको वहन किया है । समुद्र ही इसका 
बन्धु है और समुद्र ही उद्गमस्थान है ॥२॥ 


प्राह्मण १ ] 


शाइूरभाष्याथ 


५34 


ब्वर्ट:: 03७ बट: 0४ नये: ब्य- ब्कॉर्पि: पक नई ये": ब्यर:02, प्याए7:-20 "ईड<:02% व्य्>८.2% व्य>:29७, ब्कई(० 2 


अहः सोबर्णों ग्रहों दीपि- 
सामान्याह । अहरश्व॑ पुरखान्महि- 
मान्वजायतेति कथम्‌ $ अश्वस्य 
प्रजापतित्वात । प्रजापतिद्यादि- 
त्यादिलक्षणोष्ह्या लक्ष्यते । अश्व 
लक्षग्रित्वाजायत सोचर्णो महिमा 
ग्रहो वृक्षमनु विद्योतते विद्युदिति 
यद्दत्‌ । तस्य ग्रहस्य पूर्वे पूर्व 
समुद्रे सम॒द्रों योनिविभक्तिव्यत्य- 
येन । योनिरित्यासादनखानम्‌ । 

तथा रात्री राजतो ग्रहों वर्ण- 
सामान्याज़बन्यत्वसामान्याद्रा । 


एनमच्य पश्चात्पृष्ठतों महिमान्व- 
जायत, तस्यापरे समुद्रे योनि। | 
महिमा महत््वात्‌ | अश्वस हि 


विभूतिरेषा यत्सोवर्णो राजतश्र 


दीप्षिमे समानता होनेके कारण 
दिन ही सुबर्णमय ग्रह है। दिन 
ही इस अश्जके सामने महिमारूपसे 
प्रकट हुआ, सो किस प्रकार ! 
क्योकि यह अश्व ग्रजापतिरूप है; 
आदित्यादिरूप प्रजापति ही दिनसे 
लक्षित होता है। जिस प्रकार बक्षको 
लक्ष्य वनाकर बिजली चमकती है उसी 
प्रकार इस अश्यको लक्षित कराकर 
दिनरूप सुत्रणेमय महिमासज्ञक ग्रह 
प्रकट हुआ है । उस ग्रहका (पूर्वे समुद्र” 
अथात्‌ पूर्वसमुद्र योनि है। योनि 
अथांत्‌ प्रातिस्थान है। यह [ वैदिक 
प्रक्रियाके अनुसार ] प्रथमा विभक्तिका 
सप्तमीके रूपमे व्यत्यय हुआ है, अत' 
(पूर्व समुद्रे! का पूर्व: समुद्र:” अर्थ 
किया गया है । 


इसी प्रकार वर्णमे और निक्ृष्टतामे 
समानता होनेके कारण रात्रि-- 
राजत ( चाँदीका ) ग्रह है। यह 
इस अश्वके पीछेकी ओर यानी 
पृष्ठमागमे महिमारूपसे प्रकट हुई । 
उसका पश्चिमसमुद्र उद्यमस्थान है। 
महत्ताके कारण ये 'महिमा' कहलाते 
हैं | यह अश्वकी विभूति ही है कि 
इसके आगे-पीछे सुबर्ण और चोंदीके 


ग्रहावुभयतः खाप्येते । तावेतों | शरह (पात्रविशेष) रखे जाते हैं । वे ये 


श्र बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्यटस:फ्र बक्:22७ ई7:2% व्याएएवे:फ, बॉ न ४ न: व्यर२:2:0- नह 22%" "कई ९-40 नई 2:20 व्यापक बज: फक, 
वें महिमानों महिमाख्यो ग्रह्यवश्च- | महिमा अथीत्‌ ऊपर बतलाये 
हा हुए लक्षणोवाले महिमासंज्ञक ग्रह 
ममितः सम्बभूवतुरुक्तलक्षणावेव | ६ अद्धके आगे-पीछे प्रकट हुए हैं । 
इस प्रकार यह अख् महत्युक्त 
है-यह पुनरुक्ति अश्वकी स्तुतिके 
युक्त इति पुनर्वचन स्तुत्यर्थम्‌ । | लिये है । 
तथा च हथो भूल्वेत्यादि |. कया हयो भूत्वा' इत्यादि वाक्य 
स॒तपर्गेव । हो हिनोतेगीति | भी अख्को स्तुतिके ही लिये है । 
त् | हयो - गतिकर्मक 'हि! धातुका रूप हय! 
है, अतः 'हय'का अर्थ विशिष्ठ- 
गतिमान्‌ हैं । अथवा 'हय' अज्जकी 
जातिविशेष है । हय होकर 
उसने देवताओको वहन किया 
अर्थात्‌ प्रजापति होनेके कारण उन्हें 
देवत्वको प्राप्त कराया; अथवा वह 
देवताओंका वाहन हुआ । 
शज्ञा-किन्तु वाहन होना तो 
निन्‍्दा ही है [ स्तुतिके लिये कैसे 
कहा १ ]। 
समाधान-यह कोई दोषकी बात 
नहीं है, अखका वाहन होना तो 
मा हद ह | हैक 
प्राप्िदेंवादिसम्धन् कारण देवादिसे सम्बन्ध होना 
वादिसम्बन्धो5थस्थेति उच्च पदकी ग्राप्ति ही है, अतः यह 
स्तुतिरेबेषा । तथा वाज्यादयो | उसकी स्तुति ही है । इसी प्रकार 
वाजी आदि भी जातिविशेष हैं। 


जातिविशेषाः । बाजी शृत्वा | अतः इसका सम्बन्ध इस प्रकार है- 
गन्धर्चानवहद्त्यनुषड्भः । तथा-  वाजी होकर उसने गन्धवोंका वहन 


सम्धूतो । इत्थमसावश्ो महत्त्व- 


(0 «७. ९ ८. ८. (5 
कमंणो विशिष्टगतिरित्यथः । 
जातिविशेषो वा । देवानवहत्‌ 
देवत्वमगमयत्यजापतित्वातू | 


देवानां वा बोढाभवत्‌ | 


ननु निन्‍्देव वाहनत्वम्‌ | 


नेप दोष वाहनत्व॑ खामाविक- 
मश्वस्य | खामाविकत्वादुच्छाय- 


पस्कलनकन५त-+-+० मनन नाते <> सन «-ल नम नमक -२+३ ०० >> कक ८3 2+3 2० >> _>»न_ मदन ५२००-२७७५०२० कपल > न नम सका 44 ५>००००॥००५ ३४०२ कप 5०२२5 + 0 ५ 


ब्राह्मण ९१ ] शाइरभाष्याथे ४. २३ 
को 0७ नक :2, व्याई ८2%, व्याई2:2)- व्य :2:#- व्याईड 2:2७ चाह 2८2) वह पक, व्य्स नयाए 2-2 पक व्याई०-24% नये 


वा भूत्वासुरान्‌ । अश्वो भूत्वा | किया तथा थवों होकर अछुरोंका 
और अख्व होकर मनुष्योंका वहन 
किया । समुद्र अर्थात्‌ परमात्मा ही 
बन्धुर्॑न्धन फिपलिति | | इसका बन्धघु-बन्धन है, क्‍योंकि 
न्धुवेन्धन॑ वध्यते5स्मिन्निति । ू 
इसीमे यह बाँधा जाता है तथा 
समुद्रो योनिः कारणसुत्पत्ति प्रति। | समुद्र ही योनि यानी इसकी उत्पत्तिमें 
एंनेगत अद्मो नि बज | इस प्रकार यह झुद्ध 
ए्वमसौ श॒द्धयोनिः शुद्धसिति- | रण है 
५! से डे योनि और झुद्ध स्थितिवाला है-- 
रिति स्तूयते । “अप्सुयोनिवां ऐसा कहकर इसकी स्तुति की जाती 
कद है “अज् जलमें योनिवाला 
अश्व० इतिश्रुतेः प्रसिद्ध एवं, 
नोट है” इस श्रुतिके अनुसार प्रसिद्ध 
वा समुद्रो योनिः ॥ २॥ समुद्र ही इसकी योनि है ॥ २॥ 


++-+स्ख्प्कछलत+ 


मनुष्यान्‌ । समुद्र एवेति परमात्मा 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथममस्वमेधत्राह्मणम ॥ १॥ 





रद बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 


ब्कॉ(स2%, न स:2स्‍%, बन न 2 न्यई ०2% नाई >:2:2७- "राई -: 2 “या (०:22 व्यद>:22% “2:22 न्याट- ८2: "या >7प्ेक, 
कार्य वोपलम्यते | तस्मात्सव- | नहीं होता | अत* सभीका अभाव 


स्येचामावोउस्तु । 

न; “मृत्युनेवेदमाइतमासीत्‌” 
इति श्रुतेः । यदि हि किश्विदपि 
नासीद्‌ येनात्रियते यज्चात्रियते 
तदा नावक्ष्यत्‌ 'मृत्युनेवेदमाइतम' 
इति । न हि भवति गगनकुसु- 
मर्छन्नो वन्ध्यापुत्र इति । ब्रवीति 
च मत्युनेबेदमाबतमासीत्‌' इति, 
तस्मायरेनाबइत॑ कारणेन, यच्चावृतं 
कार्य ग्रागुत्पत्तेस्तदुभयमासीत्‌/ 
श्रुतेः प्रामाण्यादलुमेयत्वाच । 

अनुमीयते च आशुत्त्तेः 
कार्यकारणयोरस्तित्वम्‌; कार्येस्य 
हि सतो जायमानस्थ कारणे सत्यु- 
त्पत्तिदशनात्‌! असति चादशनात्‌ | 


जगतो्प ग्रागुत्पत्तेः कारणा- 


होना चाहिये । 


सिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
क्योकि यहॉ “यह मृत्युसे ही आबृत 
। था” ऐसी श्रुति है। यदि उस 
समय कुछ भी न होता तो जिससे 
आइत होता है और जो आदबृत 
होता है उसके विपयमे श्रुति यह 
न कहती कि “यह मृत्युसे ही 
आदत था ।” बन्ध्यापुत्र आकाश- 
कुसुमसे आच्छादित होता हो--ऐसा 
कमी नहीं होता । किन्तु श्रुति ऐसा 
कह रही है कि यह मृत्युसे ही 
आबृत था', अत' जिस कारणसे 
आइत था और जो कार्य आइ्वत 
था, उत्पत्तिसे पूवे वे दोनो ही थे, 
क्योंकि इसमें श्रुति प्रमाण है. और 
ऐसा अनुमान भी किया जा 
सकता है । 


उत्पत्तिसे पूर्व कार्य और कारण- 
के अस्तिब्रका अनुमान भी किया 
जा सकता है, क्‍योंकि उत्पन्न 
होनेवाले सत्य कार्यकी ही सत्य 
कारणमें उत्पत्ति देखी जाती है, 
असत्यमें नहीं देखी जाती । घटादि- 
के कारणकी सत्ताके समान उप्पत्तिसे 


त्राह्मण २ ] शादरभाष्यार्थ २७ 
जया --23%- ब्यॉप *: पक व्योद<-:फ्क- बाई 722७ व्यद 3:23, नई“: "्यटय- ८2 पक व्या्ट "१७७ व्योे->८2%- व्या 23%, ब्यर्ट>:2]%- व्य>22 


स्तित्वमनुमीयते घटादिकारणा- | पूर्व जगत्‌के कारणकी सत्ताका भी 
स्त्ववत्‌ । अनुमान किया जा सकता है ।# 


घटादिकारणस्याप्यस्मेव, शून्यवादी-किन्तु. घठादिके 
5 | कारणकी भी तो सत्ता नहीं है, 
अनुपसृचद्य ग्ात्पण्डादक पघटादर- | क्योकि मृत्पिण्डादिको नष्ट किये 
| बिना धटादिकी उत्पत्ति ही नहीं 
| होती--यदि ऐसा कहे तो 
नः मदादेः कारणत्वात्‌ |, 0िद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
क्योकि कारण तो मृत्तिकादि हैं । 
घट और रुचक ( कण्ठभूषण ) 
आदिके कारण तो गत्तिका और 
सुबर्णाद है, उनका पिण्डाकार 
विशेष/, तदसावे भावात्‌ । | विशेष कारण नहीं है, क्योकि उसका 
अभाव होनेपर भी उन (मृत्तिकादि) 
असत्यपि पिण्डाकारविशेपे मत्सु- | <) सत्ता तो रहती ही है। पिण्डाकार- 
विशेषके न रहनेपर भी मृत्तिका 
और खुवर्णादि कारण-द्रव्यमात्रसे ही 
रुचकादिकार्योत्पत्तिवश्यते. । | घट और रुचकादि कार्यकी उत्पत्ति 
. ... , ोती देखी जाती है। अतः घट 
तस्मान 'पण्टाकारावशेषा घट- और रुचकादिका कारण पिण्डाकार- 
विशेष नहीं है । म्त्तिका और 
सुवर्णादि द्वव्यके अभावमें घट और 
अल जल सम तह 
#* इससे कारणकी सत्ताका अनुमान किया जाता है। अनुमानका प्रयोग इस 
प्रकार समझ्षना चाहिये--'विमतं सत्पूव कार्यत्वाद्‌ घटवत्‌” विवादका विषयभूत 
जगत्‌ सत्‌ ( कारण ) पूर्वक है) क्योंकि वह कार्य है; जैसे घट | 
' अतः यह ( घटरूप ) दृश्टन्त साध्यविकल होनेके कारण उक्त अनुमान 
प्रामाणिक नहीं है। 


जुप्पत्तेरिति चेत्‌! 


मृत्सुवर्णाद्‌ हि तत्र कारणं ! 


घटरुचकादे), न पिण्डाकार- 


चर्णादिकारणद्रव्यमात्रादेव घट- 


रुचकादिकारणम्‌ । असति तु 


२८ 


बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


अ्वईई2-% यआई ५: १. ब्याई-2स्‍% व्यद>-2%- व्य>८2:- व्याई ०-2 वन्य: ०-2५ नया ०-2 नया 2:23%- नया >-2स्‍% "या >- 2 नई >प्रक 


जायत इति मृत्सुवर्णादिद्रव्यमेव 





अत. मृत्तिका और खुबर्णादि द्रव्य ही 
उनका कारण है, उनका पिण्डाकार- 


कारणम! न तु पिण्ठाकारविशेषः । | जय कारण नहीं है |# 


सब हि कारणं कार्यमुत्पाद- 
यत्पूर्वोत्पन्नस्यात्मकायंस्थ तिरो- 
धान॑ कुवेत्कार्यान्तरमुत्पादयति, 
एकस्मिन्कारणे युगपदनेककाये- 
विरोधात्‌ । न च पू्कार्योपमर्दे 
कारणस्थ खात्मोपप्र्दों भवति | 
तस्मात्पिण्डाद्यु पर्दे कार्योत्पत्ति- 
दर्शनमहेतुः प्रागुत्पत्तेः कारणा- 
सच्चे । 

पिण्डादिव्यतिरेकेण मृदादे- 
रसच्त्वादयुक्तमिति चेतू--पिण्डा- 
दिपूेकार्योपमर्दे म्ृदादिकारणं 
नोपमृद्यते, घटादिकायान्तरेष्प्य- 


[8 . 


(७ 
नुवतते इत्येतदयुक्तम$ पिण्ड- 
घटादिव्यतिरेकेण मृदादिकार- 


णस्यानुपलम्भादिति चेत्‌ ६ 


सारे ही कारण कार्यकी उत्पत्ति 
करते समय अपने पूर्वोत्पन्न कार्यका 
लय करके ही दूसरे कार्यको 
उत्पन्न करते है, क्योंकि एक कारणमें 
एक साथ अनेक कार्योकी उत्पत्ति 
होना विरुद्ध है| किन्तु उस पूर्व 
कार्यका लय होनेसे ही कारणंके 
खरूपका लय नहीं होता | अतः 
पिंण्डादिका छय होनेपर कार्यकी 
उत्पत्ति दिखायी देना उत्पत्तिसे पूर्य 
कारणकी असत्ताका हेतु नहीं है । 

शून्यवादी-किन्तु. पिण्डादिसे 
भिन्न मृत्तिकादिकी कोई सत्ता नहीं 
है, इसलिये ऐसा कहना अनुचित 
है। पिण्डादि पूर्व कार्यका छूय 
होनेपर मृदादि कारणका छय नहीं 
होता, वह घटादि कार्यान्तरमें भी 
अनुद्धत्त रहता है--ऐसा कहना 
उचित नहीं है, क्योंकि पिण्ड और 
घटादिसे प्रथक्‌ म्त्तिकादि कारणकी 
उपलब्धि नहीं होती । 





# इसलिये ऊपर दिये हुए दृश्टन्तर्मे साध्यवेकल्य दोष नहीं माना जा सकता ! 


नब्राह्षण २ ] शाइरभाष्याथ श्््‌ 
ज्वाई3-2 नया 22%, ब्यकों ०-2) नम 22८. न्याई ०: व्याई रे: व्य जफ, बाई ज-0४, न्यए:<-23७., नहा >22,, व्य 2 पक, नई 3:22 
न, मृदादिकारणानां घटा- | सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है 
2 | क्योंकि घटादिकी उत्पत्ति होनेपर 
युत्पत्तों पण्डादानचृत्ता- । पिण्डादिकी निवृत्ति हो जानेपर भी 
मृत्तिकादि कारणद्गव्योकी अनुद्वत्ति 
देखी जाती है। यदि कहो कि 
दन्वयदशन न कारणानुद्त्तेरिति समानताके कारण उनमें म्त्तिकाका 
| अन्वय ठेखा जाता है, कारणकी 
अनुवृत्ति होनेसे नहीं--तो यह 
ठीक नहीं है, क्योंकि पिण्डादिगत 
पृत्तिकादि अवयवोंकोी ही घटादियें 
सानामासात्साच्श्यादिकत्पनानु- ; मल्यक्ष देखा जाता है, इसलिये 
| केवछ अनुमानाभाससे साद्श्यादिकी 

कल्पना करना उचित नहीं है । 


चनुबृत्तिदशनात्‌ू । साच्श्या- 


चेल्न, पिण्डादिगतानां मृदाद्यव- 





यवानामेव घटादों प्रत्यक्षुत्वेज्नु- 


यपत्ते। । 





इसके सिवा प्रत्यक्ष और अनुमान 


न च प्रत्यक्षानुमानयोविरुद्धा- 
| प्रमाणोंकी अव्यभिचारिता (समझ- 


व्यभिचारिता, प्रत्यक्षपूर्वकत्वा- | सता ) में विरोष भी नहीं होता, 
| क्योकि अनुमान ग्रत्यक्षपूर्वक होता 


। है, इसलिये [ उनमें विरोध होनेपर ] 
सभी जगह अविश्वासका प्रसंग हो 
जायगा | यदि तदेवेदम) ( यह 
वही है ) इस प्रकार ज्ञात होनेवाला 

.. | सब कुछ क्षणिक है तो उस 

वेदमिति गम्यमान॑ तडुबुड्धेर- | (िकल्वबुद्धिको प्रमाणित करनेंके 

लिये भी तदह्िषयक अन्य बुद्धिकी 
प्यन्यतद्वुद्धयपेक्षत्वे तस्या अप्य- | अपेक्षा होगी और उसके लिये दूसरी 
तहुद्विकी; इस प्रकार अनवस्था प्राप्त 


न्यतद्वुद्धयपेक्षत्वमित्यनवस्थायां | होनेपर [ क्षणिकल्वबुद्धिको स्वतः- 


दलुमानस्थ सर्वत्रेवानाश्रासप्रस- 


ज्रात्‌। यदि च श्षुणिक॑ सर्व तदे- 


३० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्रज फ ्क3-22७. “या (८200७. कई 2:७० ५2:79... आई २:2७, (72%, "८८-८2: व्या(-:2स्‍७ «यई-: 2: व्यद (3७ न्याए 2 क 
तत्सच्शमिदमित्यस्या अपि बुद्धे- | प्रमाण मानना होगा। ऐसी दशामें ] 
यह उसके समान है” यह वुद्धि 
भी [ 'तदिदम! बुद्धिके ही अन्तर्गत 
होनेसे ] मिध्या होनेके कारण 
दल किक ! सर्वत्र अविश्वास ही रहेगा+ | तथा 
दम्बुद्धयोरपि कत्रभावे सम्बन्धा- | 'तदिदम! यह” और 'वहीं-- 


र्न्ना 


मंपात्वात्सवंत्रानाधासतेव | तदि- 


इन बुद्धियोका भी, कोई कर्ता न्न 

नुपपत्ति; | । न होनेके कारण परस्पर सम्बन्ध 
। होना सम्मत्र नहीं होगा ।[ 

यदि कहो कि सद्णताके कारण 

इनका सम्बन्ध हो सकता है--तो 

तदिदम्बुद्धयोरितरेतरविषयत्वा- यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 'तत्‌' 

, इृदम!--इन बुद्धियोंका इतरेतर- 

नुपपत्तेः | असति चेतरेतरविप्‌-, विपयत्व ( मिन्न-मिन्न विषयोको ग्रहण 

' करना ) सिद्ध नहीं होता | जबतक 


| 
साच्व्यात्तत्सम्बन्ध इति चेन्न, | 
| 
। 





१ तत्‌! (वह ) और 'इदम? ( यह ) शब्दसे होनेवाले यावन्मात्र वस्त॒ुशानको 
. प्रत्यमिशा कहते हैं, कोई भी बुद्धि अपने विषयर्में स्वत-प्रमाण नहीं होती, उसकी 
प्रमाणताके लिये अन्य बुद्धिकी अपेक्षा होती है--ऐसा बौद्ध मानते है। बोद्धोंके 
मतमें प्रत्यभिज्ञामात्र क्षणिक है। अत- उनकी मान्यताके अनुसार क्षणिकत्व 
बुद्धिको भी प्रमाणित करनेके लिये बुद्दथन्तरकी अपेक्षा होगी और फिर उस बुद्धिके 
लिये दूसरी बुद्धिकी, इस प्रकार अनवस्था दोष होगा, अतः उन्हें क्षणिकत्वादि 
बुद्धिको स्वतः्प्रमाण मानना पढ़ेगा । ऐसी दशार्मे साइश्य बुद्धि भी प्रत्यमिज्ञा होनेसे 
क्षणिक ही हुईं, इस प्रकार कहीं भी विश्वास न होगा । 

ग 'तत्‌! और 'इदम ये दोनों बुद्धियाँ दो क्षणोंमे होनी हैं, एक बुद्धि 
दूसरे क्षणमें रह नहीं सकती, अत उसके स्वरूपका तिरोघान न हो जाय इसके लि्यि 
उन दो्नेका एक कर्ता ( द्रश ) में सामानाधिकरण्येन सम्बन्ध मानना चाहिये। परन्तु 
क्षणिक विशानवादीके मतमें दो क्षणोंम रहनेवाला कोई एक द्रश् है नहीं, अतः 
उन बुद्धियोका सम्बन्ध अस्म्भव ही है । 


च्राह्मण रे ] 


शाउरभाप्याथ 


३१ 


“3220 च्यई:..0७. ब्य27-29० नकॉ7-3७० नव. ज्कर्ट 772:0. "(2७ "(7000० "कटे: )७- -का(-: 0, नई नए व्यास, 


यत्वे साच्श्यग्रहणानुपपत्तिः । 
असत्येव सादइये तदूबुद्धिरिति 
चेन्न, तदिदम्बुद्धघोरपि सादइय- 
बृद्धिवद्सड्विपयत्वप्रसज़्ानू । अ- 
सहिपयत्वमेव सब चुद्धीनामस्त्विति 


[क 


चेतन, बुद्धिवुद्धेरप्यसद्विपयत्व- 
प्रसड्ात्‌। तदप्यस्त्विति चेन्न। 
सवबुद्धीनां सपात्वेड्सत्यवुद्धय- 
नुपपत्ते;। तस्मादसदेतत्साचइ्या- 


त्दवुद्धिरिति । अतः सिद्ध 


प्राकार्योत्पत्तेः कारणसद्भा4ः । 


कार्यय चामिव्यक्तिलिड़र- 
कार्यसक्राव-. त्वात्‌ | कार्यस्थ च 
साधनम्‌ 


सद्भावः ग्रागुत्पत्तेः 


' इन बुद्धियोके विपय भिन्न-मिन्न न 
' ह। तवतक इनकी सद्शताका भी 


ग्रहण नही हो सकता । यदि ऐसा 


| माने कि वियकी सद्शता न 


होनेपर भी 'यह वही है! ऐसी 
बुद्धि होती है तो यह भी ठोक 


। नहीं है, क्योंकि ऐसी अबस्थामे 


साच्य्यबुद्धिक समान तद्‌ और 
इद-बुद्धियों भी असह्पियक [ अर्थात्‌ 
क्षणिक या भ्रान्त ) सिद्ध होगी। 
यदि कहो कि समभी 'बुद्धियोंकी 
असद्पियता (मिथ्यात्व ) ही होने 
दो, तो यह भी ठीक नहीं, क्योंकि 
तब तो बुद्धि-बुद्धिकि भी मिध्या 
होनेका प्रसग उपस्थित होगा । यदि 
कहो, अच्छा ऐसा ही हो, तो यह 
भी उचित नहीं, क्योंकि इस प्रकार 
जब सभी बुद्धियाँ मिध्या होगी तो 
अस्त्यबुद्धिका होना सम्मव नहीं 
होगा |+ अत' साह्यसे यह वही 
है? ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है--यह 
कहना ठीक नहीं है। इसलिये 
कार्यकी उत्पत्तिसि पूर्व कारणकी 
सत्ता सिद्ध ही है । 

कार्यकी भी सत्ता है, क्योकि 
वह अभिव्यक्तिरूप छिह्नवाला है। 
उत्पत्तिसे पूवे कार्यकी भी सत्ता 


% क्योंकि यह सब असत्‌ यानी झूज्यरूप है--ऐसा ज्ञान तो सत्य बुद्धिसे ही 


हो सकता है । सत्ताझृत्य बुद्धि असत्‌का भी अहण कैसे करेगी ? 


) 


शेर 


बृहटारण्यकी पनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


सिद्ध । कथममभिव्यक्तिलिड्र- 


त्वादभिव्यक्तिलिज्जमस्येति | अ- 


| 
भिव्यक्तिः साक्षादज्ञानालम्बन- 


त्वप्राप्तिः | यद्धि लोके प्रावृतं 
तम आदिना घटादिवस्तु तदा- 
लोकादिना प्रावरणतिरस्कारेण 
विज्ञानविपयत्व॑ प्राप्लुवत्प्राक्स- 


द्वाव॑ न व्यमिचरति। तथेदमपि 


जगत्प्रामुत्पत्तेरित्यवगच्छामः । न 


ह्यविद्यमानो घट उदितेज्प्यादित्ये 
उपलम्यते | 

न तेथविद्यमानत्वाभावादुप- 
लम्येतेवेति चेत्‌। न हि तब 
घटादिकायें. कदाचिदप्यविद्य- 
मानमित्युदिते आदित्ये उपलम्ये- 
तेव मृत्पिण्डेडसन्िहिते तमआद्या- 


वरणे चासति विद्यमानत्वादिति 
चेत्‌ ९ 


सिद्ध होती है । किस प्रकार “--- 
अभिव्यक्तिरूप लिड्भवाछा होनेसे, 
क्योंकि अभिव्यक्ति ही कार्यका 
लिद्ठ है | साक्षात्‌ विज्ञानाठ्म्बनल- 
को प्राप्त होनेका नाम “अभिव्यक्ति! 
है | छोकमें जो घट आदि पदार्थ 
अन्यकारादिसे आच्छादित होता है. 
वही उस आवरणका प्रकाशादिसे 
तिरस्कार होनेपर विज्ञानकी विपयता- 
को ग्राप्त होकर अपनी पूर्वकाल्कि 
| सत्ताका त्याग नहीं करता । इससे 
| हमे माठ्म होता है. कि इसी प्रकार 
उत्पत्तिसे पूर्व यह जगत्‌ भी था; 
| क्योकि जो घट विद्यमान नहीं 
| होता उसकी उपलब्धि सूर्यके 
। डदित होनेपर भी नहीं होती । 
पूर्व ०-ऐसी बात नहीं है। 
यदि तुम्हारे मतमें कार्य अविद्यमान 
नहीं है तो उसकी उपलब्धि होनी 
ही चाहिये। तुम्हारे मतानुसार 
घटादि कार्य कमी अविद्यमान तो 
है नहीं, इसलिये जब मृत्पिण्डकी 
सन्निधि न हो और अन्धकारादिका 
आवरण भी न हो उस समय 
| सूर्योद्य होनेपर उसकी उपलब्धि 


॥| 


। होनी ही चाहिये, क्‍योंकि वह 


विद्यमान ही है | 


च्राह्षण २ ] 


शापइरभाप्याथ 


शेर 


क्र बदन 2 या -2७, न्क 7 कक, जन पक ब्य2::2७. ०:23, (२2). कर :2)% कई 23%, व्यईपे:2)% "कई ३: न 


न दिविधत्वादावरणस्थ | 
घटादिकायस्थ हिविध ह्ावरणं | 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि आवरण दो प्रकारका है। 
मृत्तिकादिसि अभिव्यक्त होनेवाले 


मृदादेरभिव्यक्तस्य तमःकुझ्यादि | बठादि कार्यका आवरण दो प्रकारका 


---( १) अन्धकार और मभित्ति 


मज्ुदाजसन्यक्तरदायवयचाना | आह तथा ( २ ) मृत्तिकासे घटकी 


पिण्डादिकार्यान्तररूपेण.. संखा- | अभिव्यक्ति होनेसे पूर्व 


नप्‌ । तस्मात्प्रागुत्पत्तेविद्यमान- 
स्थैव घटाडिकारयस्य आइतत्वाद- 
नुपठब्धिः | नष्टोत्पन्नमावाभाव- 
शब्दप्रत्ययभेदस्तु अभिव्यक्ति- 


८.0 


तिगेभावयोद्धि विधत्वापेक्षः । 


पिण्डकपालादेरावरणवेलश्षू- 
प्यादयुक्तमिति चेत्‌ $ तमःकुच्यादि 


हि. घटाद्यावरणं॑ घटादिमिन्न- 


4 


द्श 


/44 £॥ 


दृएं ने तथा घटादिभिन्न- 


हिल 


देशे च्ट्टे पिण्ठकपाले | तस्मात्‌ 


पिण्हकपालसंख्थानयोरपि चमान - 
वू० उ० जद 


। उत्पन्न होना, 


स॒मृत्ति- 
कादिके अवययोका पिण्डादि कार्यो 
न्तरके रूपमें स्थित रहना। अतः 
उत्पत्तिसि पूषे घटादि विद्यमान 
कार्यकी ही, आबृत होनेके कारण, 
उपलब्धि नहीं होती । नष्ट होना, 
रहना, न रहना 
इत्यादि गब्ठ और पग्रत्ययोंका भेद तो 
अभिव्यक्ति और तिरोभाव इनकी 
द्विविधताकी अपेक्षासे है | 

पूर्व ०-किन्तु_ पिण्ड और 
कपालादि तो आवरणसे मिन्न प्रकारके 
होते हैं, इसलिये उन्हे आवरण 
कहना उचित नहीं है। अन्धकार 
और भित्ति आदि जो घटादिके 
आवरण हैं वे तो घटादिसे भिन्न देशमें 
देखे जाते हैं, किन्तु इस प्रकार 
पिण्ड और कपार घटादिसे मित्र 
देशमें नहीं देखे जाते । अतः 
यह कहना ठीक नहीं है कि पिण्ड 


| और कपालके संस्थान ( स्वरूप ) में 


३४ बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
चर: ८०23७- ६४२०-2७... व्य्ट<:2स्‍4७ “्क 2:23 “(२2७ ब<२:2] ७ एफ. पर). “्यट >:0:% बकई 2: «या 722७ "कई<> 2: 
स्थैव घटस्थावृतत्वाद अनुपलब्धि- | विमान ही घटादिकी आइत 
होनेके कारण उपलब्धि नहीं होती, 
क्योंकि आवरणके धर्मोसे उनमें 
दिति चेत्‌ ६ विलक्षणता है---यदि ऐसा कहे तो 
न, क्षीरोदकादेः क्षीराद्यावरणे- | पिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं हैं, 
क्योकि दूधमे मिले हुए जछाढिकी 

नेकदेशत्वदर्शनात्‌ । घटादिकायें | रण इुगबाड़ि के साथ एक- 
देशता देखी जाती है । यदि कहो 

! कि घटादि कार्यम उसके कपाल 

कपालचूर्णाद्यवयवानामन्तर्भावा- एवं चूर्णादि अवयवोका अन्तर्भातर 


रिव्ययुक्तम्‌ आवरणधमवेलक्षण्या- 


हो जाता है, इसलिये उनका आवरण 
है ही नहीं--तो यह ठीक नहीं, 
क्योंकि विभक्त होनेपर कार्यान्तर 
होनेके कारण उन्हें आवरण मानना 
ठीक ही है । 

पूर्व ०-तब तो आवरणकी निशृत्ति 
करनेंका ही प्रयत्न करना चाहिये । 
यदि तुम्हारे कथनानुसार पिण्ड 
और कपालकी अबस्थाओमें वर्तमान 
घटादि कार्य ही आदत होनेके 
कारण उपलब्ध नहीं होता तब तो 
जिसे घटादि कार्यकी आवश्यकता हो 
उसे उसके आवरणका नाश करनेका 
ही यत्न करना चाहिये, घटादिकी 
उत्पत्तिका नहीं; किन्तु ऐसा किया 
नहीं जाता, इसलिये यह कहना 
न चेतद्स्ति, तस्मादयुक्त॑ विद्यं- | उचित नहीं है कि आइबृत होनेके 


दनावरणत्वमिति चेन्न, विभक्तानां 


का्यान्तरत्वादावरणत्वोपपत्ते! । 
आवरणाभाव एव यत्नः करतंव्य 
इति चेत्‌ $ पिण्डकपालावसयो- 
विद्यमानमेव घटादिकाय मादृतत्वा- 
ज्ोपलभ्यत इति चेद्‌ घटादि- 
कार्या्थिना तदावरणविनाथ एव 


यत्र! कतेव्यो न घटायुत्पत्तों; 


ब्राह्मण २ ] शाउरभाष्यार्थ ३० 
एफ ब्य 2-22, बडा 222० वर2- १५७ ब्काट-2% न्का 7:29 कर २:20, कट फ व्कएन कम फ व्यापक आइए: 


तो रो ही।े | न 
मानस्थवाजृतत्वादनु पलब्धिरिति ' कारण विद्यमान घटादिक्री ही 
सचेत्‌१_ उपलब्धि नहीं होती-ऐसा कहे तो * 


5 ९ 


न. अनियमात्‌ । न हि विनाश- । पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
| नहीं, क्योंकि यह नियम नहीं है । 
मात्रप्रथलादेव घटादमिव्यक्ति-  आवरणके विनाणमात्रका प्रयन करनेसे 
। है घटादिकी उत्तत्ति हैं| जायगी-- 
नियता । तमआदाइते घटादी ऐसा कोई नियम नहीं हैः क्योंकि 
अन्धकारादिसे आबृत घटाठिकि 
प्रदीपाद्युत्पत्तो प्रथलद्शनात्‌ |! प्रकागके लिये प्रदीप आिकी उत्पत्ति- 
। में प्रयत्न देख जाता हैं । 
सोडपि तमोनाशायेवेति चेन्‌ १ .. एवं>-किल्तु वह प्रयत्न भी तो 
५ हि . | अन्धकारनाशके लिये ही होता है । 
दापायुत्पत्ताबाप यः प्रयत्न; सो- | दीपकादिकी उत्पत्तिके लिये जो 
प्रयत्न किया जाता है व्ह भी 
5पि तमस्तिरस्करणाय तस्समिन्न्टे । अन्धकारकी निवृत्तिके ही लिये होता 
धन है; उसकी निदृत्ति होनेपर घट खय 
$ । ही दिखायी देने लगता है | इससे 
घटे किखिंदाधीयते इति चेत्‌ घटमें कोई वात वढ़ायी नहीं जाती- 
ऐसा माने तो * 
न, प्रकाशवतो घटस्योपलम्य- |. विद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है. 
क्योकि प्रकाशयुक्त घटकी ही 
मानत्वात्‌ । यथा प्रकाशविशिष्टो | उपलब्धि होती है । जिस प्रकार 
दीपक तैयार करनेपर प्रकाशयुक्त 
घट उपलभ्यते प्रदीपकरणे न तथा | घटकी उपलब्धि होती है उस प्रकार 
दीपक तैयार होनेसे पूर्व उसकी 
प्रावप्रदीपकरणात्‌ । तस्मान्न | उपलब्धि नहीं होती | अत 
अन्धकारकी निवधृत्तिके लिये ही 
तमस्तिरस्कारायैव. प्रदीपकरणं | दीपक नहीं जलाया जाता, तो और 


इेद घृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
बकरे न किप्रेक बाप 2७, बन: एल: 3७ न्याई 2-2 आए": पक न्याए 2:७० न्याए 2८22७ "कई २2:0० "कफ 
किं तहिं ? प्रकाशवत्त्वाय । प्रकाश- | किसलिये जछाया जाता है * प्रकाश- 

वत्ताके लिये, क्योंकि प्रकागयुक्त 
वस्वेनेवोपलम्यमानत्वात्‌ | कचि- | इनेपर ही बस्तुकी उपलब्धि होती 
है। कहीं-कहीं आवरणका नाश 
करनेके लिये भी यत्न किया जाता 
है; जैसे भीत आदिका नाश 
करनेके लिये | अत पदार्थकी 
नियमोउस्त्यमिव्यकत्पर्थिनावरण- | अभिव्यक्तिके इच्छुकको आवरणके 
है 2 नाशका ही प्रयत्ञ करना चाहिये--- 
विनाश एवं यत्र! कायय इति। ऐसा कोई नियम नहीं है । 


दावरणविनाशेअपि यत्रः स्वात्‌ | | 


यथा कुड्यादिविनाशे । तस्मान्न 


सफलताके लिये भी प्रयत्न करना 
आवश्यक है | पहले बता चुके हैं 
कि कारणमें विद्यमोन कार्य अन्य 
कार्यका आवरण होता है। ऐसी 
अवस्थार्में यदि पहले अभिव्यक्त हुए 
कार्य पिण्डके अथवा व्यवधानयुक्त 
कपालके नाशका ही प्रयत्न किया 
जायगा तो उनसे कपालिका (ठीकरी) 
या चूणोंदि कार्यकी ही उत्पत्ति 
होगी । उससे आबृत होनेपर भी 
घटकी उपलब्धि नहीं होगी, इसलिये 
पुनः अ्यत्नान्‍्तरकी अपेक्षा रहेगी ही । 
अत. घटादिकी अभिव्यक्तिके इच्छुक- 
का नियतकारकब्यापार ( कर्ता- 
भिव्यक्त्यर्थिनो नियत एवं कारक- | ऋरण इत्यादि रूपसे किया हुआ 


नियमार्थवत्वाच् । कारणे | इसके सिवा नियत व्यापारकी 
वर्तेमान॑ कार्ये कार्योन्तराणामाव- 
रणमित्यवोचाम । तत्र यदि पू्वो- 
भिव्यक्तस्य कार्यस्य पिण्डस्य व्यव- 
हितस्य वा कपालस्य विनाश एवं 
यत्रः क्रियेत तदा विदलचूणा- 
चपि कार्य जायेत । तेनाप्यावतो 
घटो नोपलम्यत इति पुनः प्रय- 


लान्तरापेश्षेद । तस्माद्‌ घटाध- 


ब्राह्मण २ ] शाडूरभाष्यार्थ ३७ 
बॉरजिएि, पक >:2- नहा: नई: प्याद>%- नर -2 रा च>- कक गई: 27 य्टिट 23 ब्याई २-2. व्यू ० 


व्यापारोज्थवान्‌। तस्मात्प्रागुत्पत्ते- | प्रयल्‍्त ) ही सफर होता है | इसलिये 


रपि सदेव कार्यम । 
अतीतानागतमप्रत्ययभेदाच् । 


अतीतो घटो5नागतो घट इत्येत- 
योश प्रत्यययोव॑रतमानघटप्रत्यय- 
वल्न निविषयत्व॑ युक्तम ; अनाग- 
ताथिप्रवृत्तेथ । न हसत्यथितया 
प्रवृत्तिलोंके दृष्टा । योगिनां चाती- 
तानागतज्ञानय सत्यत्वात्‌ । 
असंश्रे्डविष्यद्घट ऐश्वरम्भविष्य- 
दूघटविषय प्रत्यक्षज्ञानं मिथ्या 
स्थात्‌ | न च प्रत्यक्ष पचयत्ते । 
घटसड्ावे ह्मनुमानमवोचाम।| 


विग्नतिषेधाद्य । यदि घटो भवि- 


घ्यतीति कुलालादिषु व्याप्रिय- 
माणेषु घटाथ प्रमाणेन निश्चित 
सेन च कालेन घटस सम्बन्धो 
भविष्यती त्युच्यते, तस्मिन्नेव काले 
घटोञ्सन्निति विप्रतिषिद्धममि 


कील ्न््ौ््न्न्नज]ा. >> नत+-त तभी न तन मत तन तन शिव लननीनी तन ञो ऑफ न्‍ऑफससससफऊक्‍कसफ स्‍ा5 





उत्पत्तिसे पूर्व भी कार्य विद्यमान 
ही है। 

भूत और भविष्यत्‌ प्रतीतियोके 
भेदसे भी कार्यकी सत्ता सिद्ध होती 
है। भूत घट, भविष्यद्‌ घट इन 
प्रत्ययोका भी वर्तमान घटठप्रत्ययके 
समान विषयशून्य होना उचित नहीं 
है, क्योंकि भविष्यद्‌ घटकी इच्छावाले 
पुरुषकी प्रवृत्ति देखी जाती है । 
असत्पदार्थथी. हच्छासे छोकमे 
किसीकी प्रवृत्ति नहीं देखी जाती । 
इसके सित्रा योगियोंका भूत और 
भविष्यत्सम्बन्धी ज्ञान तो सत्य ही होता 
है । यदि भावी घट असत्‌ माना जाय 
तो इंख़रका भावी घटसम्बन्धी प्रत्यक्ष 
ज्ञान सी मिथ्या होगा, किन्तु प्रत्यक्ष 
ज्ञान मिथ्या नहीं हो सकता | 


इसके सिवा घटकी सत्तामें हमने 
अनुमानप्रमाण भी दिया है । ठथा 
उसकी सत्ता न माननेसे बिरोध 
भी आता है। यदि घटके लिये 
प्रदत्त हुए कुछालादिको प्रमाणसे यह 
निश्चय हो गया है कि घट होगा 
तो जिस कालसे 'घटका सम्बन्ध 
होगा' ऐसा कहा जाता है उसी 
कालमे घट नहीं है! ऐसा + 
तो विपरीत 


३८ 


चृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय 


्वरकटक, न कट कर नई वि पटक ब्रज: 20७, बाई े:2%- "कई: "कई: नई 3:22 22% नई 2८23 एफ 


धीयते । भविष्यन्घठोज्सबन्निति, 
न भविष्यतीत्यथः । अय॑ घटो न 
बर्तेत इति यद्दत्‌ । 

अथ _॒प्रामुत्पत्तेघटोब्सन्नित्यु- 
च्येत, घटार्थ प्रवृत्तेपु कुलालादिपु 
तत्र यथा व्यापाररूपेण वरतेमाना- 
स्तावत्कुलालादयः, तथा घटो न 
वतेत. इत्यसच्छब्द्स्या्थस्चेन्न 
विरुधष्यते । कस्मात्‌ $ स्वेन हि 
भविष्यद्रयेण घटो बतेते | न हि 
पिण्डस्थ वर्तमानता कपाल्ख वा 
घटस्य भमवति | न च तयोभवि- 
प्यत्ता घटसय । तस्मात्कुलाला- 
दिव्यापारतेमानतायां ग्रामुत्पत्ते- 
घेटोउसन्निति न विरुष्यते । यदि 
घटस्य यत्खं भविष्यत्ताकायरूप॑ 
तत्प्रतिषिध्येत, तत्प्रतिषेधे विरोधः 
स्यात्‌ । नतु तद्भवान्प्रतिषेधति । 
न च सर्वेषां क्रियाव्तां कारका- 
णामेकैव वर्तमानता सविष्यक्त्व॑ वा। 


घट असत्‌ है” इसका अर्थ तो यही 
है कि घट उत्पन्न नहीं होगा! जैसे 
कहा जाय कि यह घट व्रिद्यमान 
नहीं है ।” 

और यदि यह कहा जाय कि 
उत्पत्तिसे पूत्र घट असत्‌ है, और 
इस 'अप्तत्‌' गछका यह अर्थ हो 
कि कुछालादिके घटके लिये प्रवृत्त 
होनेपर जिस प्रकार उस अवस्थामे 
कुलाछादि व्यापाररूपसे विद्यमान 
है उस्त प्रकार घट नहीं है--तो 
इसमे कोई विरोध नहीं आता । 
क्यों नहीं आता क्योंकि अपने 
भावतीरूपसे तो घट विद्यमान है ही । 
पिग्ड या कपालकी वर्तमानता घटकी 
नहीं हो सकती और घटकी भविष्यत्ता 
उन ( पिण्ड और कपाल ) की नहीं हो 
सकती । अतः कुछाछादिके व्यापारकी 
वर्तमानतामें उत्पत्तिसे पूर्व घट असत्‌ 
है'ऐसा कहना भी विरुद्ध नहीं है । किन्तु 
घटका जो मविष्यत्ता कार्य रूप स्वरूप 
है उसका यदि प्रतिषेघ किया जाय 
तो उसके निपेष करनेपर ही विरोध 
होगा । सो उसका तो आप निपेष 
करते नहीं हैं | तथा सम्पूर्ण 


क्रियावानू कारकोकी एक ही 
वर्तमानता या भरिष्यत्ता होती 
हो--ऐसी बात है नहीं । 


घाह्मण २ ) शाउरभाप्याथे ३०, 
ब्कर्ट 20. बट >- 200. बट ये १. आर्ट म2- बकरे 3 फे- ब्कर्ट -- 2७७. “रे 7.3७. नए :० ब्य्--.:0० बक(--220 रण": 2)%- न्य्ट २: 
अपि च चतुविधानामभावयानां | , इसके सित्रा चार प्रकारके 
5 सो अभात्रोम घटका जो अन्योन्याभाव है 
घय्सयतरतगभादा घंटाहर । तरह घटसे भिन्न ही देखा जाता है, 
हइृष्टो यथा घटाभावः पटादिरेव « जैसे घटाभाव पठादि ही है घटका 
सत्य नहीं हैं। तथा घटाभाव 
होनेसे ही पट अभावरूप नहीं हो 
सन्पटोजभावास्मक-। कि तहिं ! जाता; तो फिर क्‍या होता है ? वह 
भावरूप ही रहता है | इसी प्रकार 
, घटक प्रागभाव, प्रध्यसाभाव और 
ध्यंमाग्यनस्ताभावानामपि घटा- , अत्यन्ताभाव भी घटसे मिन्न ही हैं, 
क्योकि घटके अन्योनन्‍्याभावक्े समान 
घटक द्वारा इनका उछेख किया 
ब्यमानत्वाद घटस्येतरेतगभाव- , जाता हैं। और उस [ घटके 
अन्यान्याभाव पटकी भावरूपता ] 
चने | तथव भावात्मकताभावा- के हो समान इन अभाषोंकी भी 
नाम्‌ | एवं च सति घटस्य प्राग- भावरूपता है । ऐसा होनेसे 'घठका 
; ' प्रागभाव हैं! इस कथनसे यह 
सिद्ध नहीं होता कि उत्पत्तिसे पूर्व 
त्पत्तेर्नाम्ति । घटका स्वरूप ही नहीं है | 


नघव्खम्पसच | न च घटासावः 


भावरूप एवं | एवं घटस्म प्रावप्र- 


दन्यस्य॑ खान | घटेन व्यपदि- 


भाव इति न घटखरूपमेय प्रागु- 


अथ घटस्य प्रागभाव इति | और यदि धघटका ग्रागभार्वा इस 
कथनमे घटका जो स्वरूप है वही 
कहा जाय तो 'घटका” यह कथन 


घटसय  यत्खरूप॑ तदेवोच्येत 





१. ग्रागभाव, प्रध्यंसाभाव, अन्योन्यामाव और अत्यन्तामाब--ये अभावके चार 
भेद || उत्पत्तिसे पूर्व जो वस्तुफा अभाव होता है उसे प्रागभाव कहते हैं, जैसे घठकी 
उन्त्तिसे पूर्च उसका अमाव। वस्तुके नाशके पश्चात्‌ उसका प्रध्वंसाभाव होता है; जैसे 
पट फ्रट जानेपर उसका अभाव । दो वस्तअमेंसे प्रत्येक्में एक दूसरीका अमाव 
अन्योम्यामाव है, ऊँंसे घटमे पटका और परटर्मे घटका । त्रिकालाबाधित अभाव 
अत्यन्तामाव है, जेसे गशश्यड्भादिका । 


छ० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्वईपिनफ जकन2फ व्योए-: 2- न्य>: 2, व्य्ट< २:2७ वन्य >: ४, न्य >८०फऋ- नया > 2 % व्याई ०2. व्या्ट >:23७, ्य्ट >- पक, नया पक 


घटस्येतिव्यपदेशालुपपत्तिः | अथ | 
कक | िक [8 हि शिल्य पुतलेका च््‌ शर १ ब्रा 9 न्ने 
कत्पयित्वा व्यपदिस्येत शिला-| के उतलेका शरीर' इस कथनके 
शरीरमित्ि थापि अनुसार कन्पना करके ऐसा कहा 
पुत्रकय शरीरमिति यद्वत्‌ , तथापि | जाय तो भी 'घटका प्रागभाव इस 
घटस्य प्रागभाव इति कल्पितस्थे | कथनसे “घट” घब्दद्वारा करिपित 


वाभावस्थ घटेन व्यपदेशों न | 'ेटका ही अभाव कहा जायगा, 
. | घटके खरूपका नहीं ।| और यदि 

घटखरूपस्यैच । अथार्थान्तरं 2 कल हीं ।| और 

ति, उत्तोत्तर घटसे घटाभावको मिन्न पदार्थ माना 

घटाद्‌ घटसाभाव शत, “ | जाय तो इसका उत्तर ऊपर दिया 


मेतत्‌ | ही जा चुका है।| 
किश्वान्यत्प्रागुत्पत्तेः शशवि- | एक वात और भी है, उक्त्तिसे 
पूर्व शशश्वद्धंकं समान अभावरूप 
पाणवद्भावभूतस्थ घटस्य ख- | घटका अपने कारणकी सत्तासे 
सम्बन्ध होना भी सम्मव नहीं है, 
कारणसत्तासम्बन्धानुपपत्तिः, द्वि- | क्योंकि सम्बन्ध तो दोमे ही रहा 
करता है। यदि कहो कि अयुतसिद्ध 
पदार्थे में ऐसा दोष नहीं आता$ तो यह 
नामदोष इति चेन्न, भावाभावयो- | ठीक नहीं, क्योंकि भाव और अभावका 


# क्योंकि षष्ठीविभक्तिबोच्य सम्बन्ध भिन्न पदा्थोर्मे ही होता है और तुम 
प्रायभावकी घटका स्वरूप द्वी बतलाते हो | 

अर्थात्‌ यदि कहो कि जेसे शिलछाका पुतला और उसका शरीर ये एक ही 
हैं तो भी 'राहुके शिर! के समान उनमें षष्ठीसम्बन्ध कहा जाता है। उसी प्रकार 
घट और प्रागभावका भी कब्पित अभेद हो सकता है-तो ऐसा कथन भी ठीक नहीं; 
क्योंकि भावपदार्थोर्मं तो ऐसे कल्पित सम्बन्धका व्यपदेश हो सकता है, किन्तु 
अमाव सापेक्ष होता है, उसे अपने प्रतियोगीकी अपेक्षा होती है, इसलिये उसका उसके 
साथ अमेद नहीं हो सकता । अतः घटप्रागमाव घटका स्वरूप नहीं हो सकता । 

+ 'हसी प्रकार घटके प्रागभाव; प्रध्वसाभाव और अत्यन्तापाव भी घटसे भिन्न 
ही हैं? इस वाक्यसे इसका उत्तर दिया गया है | 

६ परस्पर सम्बन्ध रखनेवाले ज्ञिन दो पदार्थोकी अ्ग-अछग प्रतीति होती है 


ही नहीं बन सकता ॥# यदि 





ली लि... मी अक 


नि त्वात्सम्बन्धय्य । अयुतसिद्धा- 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरमाष्याथे 


छर्‌ 


ब्यॉर्टे3- 2. ब्का्टि23 ना<23७, बकरी बस "ईटिट-2 का :29. च्कॉ पर, कई: बलि नाई 2:3७ 


स्युतसिद्धत्वानुपपत्तेः । भावभूत- 
योहि युतसिद्धतायुतसिद्धता वा 
खाज्न तु मावाभावयोरभावयोवा । 
तस्मात्सदेव कार प्रागुत्पत्तेरिति 
सिद्धम्‌ । | 
किंलध्षुणेन मृत्युनाइतमित्यत 
आह---अशनायया अशितुमिच्छा 
अश्नाया सेव मृत्योलेक्षणं॑ तया 
लक्षितेन मृत्युनाशनायया । कथ- 
मशनाया सृत्युः १ इत्युव्यते-- 


अशनाया हि मृत्यु; | हिशब्देन 


अयुतसिद्ध होना सम्मव नहीं है । 
जो पदार्थ मावरूप होते हैं उन्हींकी 
युतसिद्धता या अयुतसिद्धता हो 
सकती है, भाव और अभाव अथवा 
दो अभावोंकी नहीं। अतः यह 
सिद्ध हुआ कि उत्पत्तिसे पूर्व कार्य 


| सत्‌ ही हैः] 


यह सब किस लक्षणवाले मृत्युसे 
आब्ृत था ? ऐसा प्र॒इन होनेपर 
श्रुति कहती है--अशनायासे । 


अशन ( भोजन ) को इच्छाका 
नाम “'अशनाया' है, वही उस मझत्युका 


लक्षण है; उससे लक्षित जो मृत्यु 
है उस अशनायासे [ यह सब 
आबृत था ]। अशनाया मृत्यु किस 
प्रकार है ” सो बतछाया जाता है-- 


अशनाया ही मृत्यु है । यहाँ हिं' 
रच्दसे श्रुति प्रसिद्ध हेतु प्रकट करती 
है, क्योंकि जो कोई भोजन करना 
चाहता है वह भोजनकी इच्छा 
होनेके पीछे ही जीवोकों मारता ह्ै। 
अत' अशनाया' रब्दसे यह रुप्यु 
लक्षित होती है, इसीसे 'अशनाया 
हि! ऐसा कहा गया है । 
पा मम 22 टाई 
वे युतसिद्ध कहलाते हैं, जैसे घड़ा और रस्सी, तथा जिनकी अलग-अलग प्रतीति 
नहीं होती अर्थात्‌ जिनमेंसे किसी भी एकको छोड़कर दूसरेकी प्रतीति नहीं होती वे 
अयुतसिद्ध कहलते हैं | कार्य और कारण अयुत्षिद्ध होते हैं, जेसे घट और मृत्तिका। 


हशितुरमिच्छति सोष्शनायानन्तर- 


प्रसिद्ध हेतुमबृद्योतयति । यो 
मेष हन्ति जन्तुन्‌। तेनासावशना- 
। 


यया लक्ष्यते मृत्युरित्यशनाया 





हीत्याह । कर 








छर 


बृहदारण्यको पनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


जय: न्यर>:2ऋ कई: जर्ट<>2%. याई 22%, न्याई ०८22७ “कर 2७ व्याद 2८23 व्याद (3८244. व्याई ०८2: ब्य्ट->:. 48 


बुद्भयात्मनोज्शनाया धमम इति 
स॒ एप वुद्धयवसथो हिरण्यगर्भो 
मृत्युरित्युब्यते । तेन सृत्युनेद॑ 
कार्यमाइतमासीत । यथा पिण्डा- 
वबख्या मृदा घटादय आजताः 
स्पुरिति तद्ब॒त्‌। तन्मनो5कुरुत । 
तदिति मनसो निर्देश! | स 
प्रकृतो मृत्युवेक्ष्यमाणकार्यसि- 
खक्षया तत्कार्योलोचनक्षम मनः- 
शब्दवाच्य॑ सड्डूल्पादिलक्षणमन्त+- 
करणमकुरुत कृतवान्‌ | 

केनाभिग्रायेण मनो5्करोत्‌ १ 
इत्युच्यते--आत्मन्बी आत्मवान्‌ 
सां भवेयम्‌ । अहमनेनात्मना 
मनसा मनख्री स्यामित्यभिग्रायः | 
स प्रजापतिरभिव्यक्तेन मनसा 
समनस्कः सन्नचेन्नर्चयन्पूजयन्‌ 
आत्मानमेव क्ृतार्थोड्स्मीत्यचर- 
चरणमकरोत। तस्य ग्रजापतेरचेतः 


पूजयत आपो रसात्मिकाः पूजाडू- 
भूता अजायन्तोत्पन्नाः । 


अंत्राकाशप्रभृतीनां त्रयाणा- 


अशनाया विज्ञानात्माका धर्म है, 
अत' बुद्धिमे थ्ित हिरण्यगर्म ही 
मृत्यु कह्ा गया है। उस मृत्युसे 
यह कार्यबर्ग आबृत था। जिस ग्रकार 
पिण्डावस्थामे वर्तमान मृत्तिकासे 
घटादि आइत रहते हैं उसी प्रकार 
। [ हिरण्यगर्भरूप मृत्युसे यह व्याकृत 
जगत्‌ व्याप्त था ]। 'तन्मनो5कुरुत! 
| इसमें 'तत' यह शब्द मनका निर्देश 
करनेवाढा है | अर्थात्‌ उस प्रक्ृत 
मृत्युने आगे कहे जानेवाले कार्यको 
रचनेकी इच्छासे उस कार्यकी 
आलोचना करनेमें समर्थ मन गब्द- 
वाच्य सड्डूल्पादि लक्षणोब्राल्ा अन्त - 
करण किया | 


किस अभिप्रायसे मन किया 
सो बतछाया जाता है-मै आत्मन्बी 
अर्थात्‌ आत्मवान्‌ होऊँ। तात्पर्य यह है 
कि मैं इस आत्मा यानी मनसे मनस्वी 
होऊँ | उस प्रजापतिने अमिव्यक्त 
हुए मनसे मनोयुक्त हो अर्चन-पूजन 
करते हुए अपने प्रति ही मैं कृतार्थ 
है” इस प्रकार आचरण किया । उस 
प्रजापतिके अर्चन-पूजन करते समय 
पूजाके अनच्नचभूत रसात्मक आप 
( जल ) उत्पन्न हुए | 


यहाँ जलकी उत्पत्ति आकाशादि 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरभाष्याथे 


छ्रे 


ब्य<व:2%, नकल: ब्याज 20 नई: म- पक व्यफ व्याद>: 2 फ, न्योद व पा नया 2: आक हे >:2 कन्या 3:०2 यह 2-2: पाई 3-2 


सुत्पत््यनन्तरमिति 
श्रुत्यन्तरसामथ्योद्वि कस्पासम्भ- 

वाच्च सृश्क्रिमय । अचेते पूजां 
कुबे ते वे मे मद्यं कप्ुदकमभूदि- 
स्थेवमसन्यत यस्मान्मृत्यु), तदेव 
तस्मादेव हेतोरकंय अग्नेस्थ- 
मेधक्रत्वीपयोगिकस्पाकेत्वम अके- 
त्वे हेतुरित्यथः । अग्नेरकेनामनिभ्षे- 
चनमेतत्‌। अचेनात्सुखहेतुपूजा- 
करणाद्‌ अप्सम्बन्धाच् अम्नेरेत- 
ह्ोणं नामाक इति । 


ये एवं यथोक्तमर्कस्याकेत्व॑ 


येद जानाति । कमुदक॑ सुखं वा 


नामसामान्यात्‌ । ह वा इत्यव- 





वक्तव्यम्‌, | ( आकाश, वायु और अग्नि ) 


तीन भूतोकी उत्पत्तिके पीछे हुईं ऐसा 
कहना चाहिये था, क्योकि अन्य 
श्रुतिके सामथ्यसे यही सिद्ध होता 
है और सृश्क्रिका विकल्प होना 
भी सम्भव नहीं है। क्योकि 
मृत्युने ऐसा माना था कि अर्चन 
यानी पूजा करते हुए मेरे लिये क- 
जल हुआ है, इसीसे अथोत्‌ इसी 
कारणसे अक॑यानी अख़मेघयज्ञमें 
उपयोगी अग्निका अर्क॑त्व है, अर्थात्‌ 
यही उसके अकत्वमें हेतु है। यह 
अग्निके अर्क नामकी व्युतत्ति है। 
तात्पर्य यह है कि अर्चनसे यानी 
सुखकी हेतुभूता पूजा करनेसे तथा 
जलूका सम्बन्ध होनेसे अग्निका 
( अर्क ) यह ॒गौण ( गुणक्कत ) 
नाम है । 


जो कोई इस प्रकार उपर्युक्त 
अकंका अकंत्व जानता है उसे क- 


| जल या सुख होता है, क्योंकि का यह 


जल और सुखका समान नाम है। ह 
और थे ये निश्चयार्थक निपात हैं । 


अर्थात्‌ उसके लिये जल या सुख होता 


घारणाथों । भवत्येवेति । अस्मे | ही है । इसे-इस ग्रकार जाननेवाले- 


को अर्थात्‌ इस प्रकार जाननेवालेके 


ण्वंविदे एचंविदर्थ भवति।। १॥ | लिये [जल या सुख ]होता है॥ १॥ 





४४ - बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
(पथ बा 2 करे बकर्पि 2०० “कई <02७० «कई कि: 23७ न सट03७- बॉ २८22७. बाई<-2७ ब्यॉ्टट-4- नई 24७- "वाट: 


जलसे व्रिटरूप अग्निकी उत्पत्ति. + 


कः पुनरसावकेः ? इत्युच्यते-- | यह भर्क कौन है ? सो बताया 
जाता है- 


आपो वा अकंस्तयद॒पा< शर आसीत्तत्समहन्यत। 
सा प्रथिव्यमवत्तस्यामश्राम्यत्तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य तेजो- 
रसो निरवतेतामिः ॥ २॥ 


आप (जल) ही अर्क है | उन आपोंका जो शर ( स्थूलभाग ) था 
वह एकत्रित हो गया । वह प्रथिवी हो गयी | उसके उत्पन्न होनेपर वह 
[ मृत्यु ] थक गया । उस थके और तपे हुए प्रजापतिके शरीरसे उसका 
सारमभूत तेज अप्नि प्रकट हुआ ॥ २ ॥ 


आयो बे या अचेनाइभूतास्ता | निश्चय आप, जो अर्चनके अन्न- 
22 भूत हैं वे ही अक हैं, क्योंकि 
एवार्कोञ्मेरकेथ हेतुत्वात्‌ | अप्स वे अर्वासंशक अम्निके हेतु हैं । कारण, 
चाप्निः प्रतिष्ठित इति | न पुनः | जलोमें ही अम्नि प्रतिष्ठित है। 

किन्तु वे साक्षात्‌ अर्क॑ नहीं हैं, 
साक्षादेवाकस्ताः. तासामग्रकर- | क्‍योंकि यह उनका प्रकरण नहीं 
| है, यह तो अम्निका ही प्रकरण है । 
| यह अप्नि अक है? ऐसा श्रुति 
च्‌ 'अयमपरिरके/ इति । कहेगी भी । 





णाद्‌; अम्नेश्व ग्रकरणस्‌ । चक्ष्यति 


तत्तत्र यदपां शर इब शरो | तब उन आपोंका जो शरके 


दूध इव मण्डसूतमासीत्तत्समह- | » अर्थात्‌ दह्ीके मण्ड 
( घृतपिण्ड ) के समान था वह 


न्‍्यत सद्नातमापच्रत तेजसा , संहत हो गया | अथोत्‌ बाहर और 


ब्राह्षण २ ] 


शाइरसाष्याथथ 


ड५ 


रपट "(पक बडा आक २ई९<22७ "दि "ई(<22७- "(0 पिन (2७, बट बाई: 


वाह्यान्तःपच्यमानप्र | लिड्भव्यत्य- 
येन वा योड्पां शरः स समहन्य- 
तेति। सा प्रथिव्यभव॒त्स सद्ठातो 


येय॑ प्रथिवी सामचत्‌ । ताथ्यो- 


भीतरसे तेजसे परिप्क होता हुआ 
वह इकट्ठा हो गया | अथवा यत्‌! 
का लिड्ड-व्यय्यय कर 'य'ः अपा 
शरः” जो जलका शर ( स्थूलभाग ) 
था वह एकत्रित हो गया-ऐसा अर्थ 
करना चाहिये । वह प्रथित्री हो 
गयी, अथोत्‌ वह सथात, यह जो 
पृथिवी है सो हो गयी। ताल 


उद्धयो अण्ठमभिनिवृत्तमित्यथेः । | यह है कि उस जल्से यह ब्रह्माण्ड 


तय्यां प्रथिव्याम्ुत्पादितायां 
स मसृत्युः प्रजापतिरश्राम्यच्छु म- 
युक्तो बभूव। सर्वो हि लोकः 
काय कृत्वा श्राम्यति । प्रजापतेश्र 
तन्महत्फाये यत्यूथिवीसर्गः । 

किं तस्य भ्रान्तस्य इत्युच्यते- 
तस्य श्रान्तस्य तप्तस्य खिन्नस्य 
तेजोरसस्तेज एवं रसस्तेजोरसो 
रसः सारो निखबरतेत प्रजापति- 
शरीराज्निष्क्रान्त इत्यथः | कोज्सा 
निष्कान्तः १ अग्निः। सोज्ण्डस्था- 


न्तब्राट्‌ प्रजापतिः प्रधमजः 


निप्पन्न हो गया | 

उस प्रथिवीके उत्पन्न होनेपर 
वह मृत्यु यानी प्रजापति श्रान्त- 
श्रमयुक्त हो गया, क्योंकि कार्य करके 
तभी छोग श्रान्त हो जाते हैं. और 
प्रथिब्रीकी रचना करना-यह प्रजा- 


| पतिका बडा भारी कार्य था । 


उस थके हुए प्रजापतिका क्‍या 
हुआ ? सो बतडाया जाता है-उस 


| श्रान्त-तपे हुए अर्थात्‌ खेदकों प्रा 


हुए प्रजापतिका जो नेजोग्स जा, 


तेज दी जो रस 6 उसका नाम 





हि अं जक इमओ ग्स सार्कं दर 
तजारस छह. सहसे खानका के गत 
बद्द निर्व्नित ० >> ०-5) व हु 
वद नियादत हुझा ऋआधतू अनजान 
८5 न नस य मम पसमर 
पाठ गागारख दाह झा: ज्ञ5 
ञ् 


| 
पर कोन नियाता | शाउस 


हा 
मु 


पथ 3 
32 जल जनक अधि 
आए सतह प्रसर्न उ्रतछ 


४६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय र 

ब्याे<20:७ का नाई 22% ज्यों >:2:%, कोन ४ व्याई>22- व्यड ८2% नई 22% बट: ७. नई: २८. च्याई 33 
कार्यकरणसड्डातवान्‌ जातः । “स | कार्यकरणसघातवान्‌ विराट प्रजा- 
पति हुआ, क्योंकि इस तरिप्यमें 
“वही प्रथम गरीरी है” यह स्मृति 
॥२॥ प्रमाण है ॥| २॥ 


+--ल-स्असिछ४-ब०--- 


वे शरीरी प्रथमः” इति स्मरणात्‌ 


विराटरूप अभिके अवयवोंगें आचीदियादि-हाशि 
स त्रेधात्मानं व्यकुरुतादित्यं तृतीय॑ बायुं तृतीय॑ 
स एप ग्राणस््रंधा विहितः | तस्य प्राची दिक्शिरोउसी 
चासौ चेमों । अथास्य प्रतीची दिकएच्छमसों चासोी च 
सक्थ्यों | दक्षिणा चोदीची च पएवे दयोः पृष्ठमन्तरिक्ष- 
मुद्रमियमुरः । स एषोःप्सु प्रतिष्ठितो यत्र क् चेति तदेव 
प्रतितिष्ठत्येव॑ विद्वान्‌ ॥ ३ ॥ 


उसने अपनेको तीन प्रकारसे विभक्त किया। उसने आदित्यको 
तीसरा भाग किया और वायुकों तीसरा । इस प्रकार यह प्राण तीन भागोमें 
हो गया । उसका पूर्व दिशा शिर है तथा इधर-उघरकी (ईशानी और 
आग्नेयी) विदिशाएँ बाहु हैं | इसी प्रकार पश्चिम दिशा इसका पुच्छ हे 
तथा इधर-उघरकी (वायव्य और नेकऋत्य ) विदिशाएँ जच्डाएँ हैं | दक्षिण 
और उत्तर दिजाएँ उसके पार्ख़ है, युलोक प्ृष्ठभाग है, अम्तरिक्ष उदर 
हे, यह ( प्ृथिवी ) हृदय है । यह ( अभ्निरूप विराद्‌ प्रजापति ) जढमें 
स्थित है । इसे इस प्रकार जाननेवाला पुरुष जहाँ-कहीं जाता है वहीं 
प्रतिष्ठित होता है ॥ ३॥ 
सच जातः ग्रजापतिद्नेधा | उत्पन्न हुए उस अ्रजापतिने भूत 


त्रिप्रकारमात्मानं खयमेव कार्य-| अं ईन्हिससंघातरूप अपनेको स्वय 
बरणंसक 5 ॥ ही त्रिधा-तीन प्रकारसे विक्रृत यानी 
करणसह्चात व्यकुरुत व्यभ्ज- | 'रेपक्त किया। किस प्रकार त्रिधा 


दिल्‍्थेतत्‌ । कथ्थ त्रेधा  इत्याह-- | विभक्त कियाःसो बतलाते हैं-उसने 


धादण + ] 


न्र्टी 2६ )४पक, आधँ » १... बाकी ++ ०००७, व्याक 


माजवाओवपशाया 


| 


भारिस्य मुती 
पंयाणा पूरण व आरनेस्गस उतने । 
नथा स्माडदिस्गपेक्षया बाय नती- 
यम | नेता बास्याडित्यापलयाकप्नि 


तुतीयमिनि द्रष्स्यम | सामव्यरय 


तुस्मस्तस्मयाणां सायाप्र्णस्य | 


से एप प्रागः 
सान्मापि अग्निवास्वाडिन्वस्पण 
विश्पतः ख्वनेव मृल्त्यास्ण्ना 
प्रथा त्रिहितो प्रिमक्तो ने विगट- 
सखवसपोपमद नेने । तग्यास्य प्रथम- 
जम्य अग्रःः अश्वमथोपयोगि- 
कस्थाऊस्य विगजश्नित्यात्मकस्य 
अश्वम्येवय दशनमृच्यते । सर्वा 
हि पृ्वक्तोत्पत्तिस्स्य स्तुस्यर्थत्य- 


वंचाम- इत्थम्से। शुद्धजन्मेति। 


द 


शादरथाएयार्थ 
ब्क्टी ० १२७०० सके ५१:७० न्याए थ+ :कन नव 3 ५७, ब्वर्टी थे "०. ब्कर्ट + 2 ब्र्गय --2७. न्यर्द - 5 


सयभूताना- 


23 


पापयो जपेता आदि यको 
लगता चसाया; | ंत्‌ तीन संस्या- 
ि। एल साम्सकी 
ग्सो ग्रकार 
डिपो अपना 

तंकय बसासा सता साथु 
५: अग्मिफी। 
दे वेय ननाया- एसा सगयना लाहिये, 
पाप भगयायो। पूर्ण 
परनसभे उस. मीनोएकी शक्ति 


मन । | 


न 
बन | ञ्ट 
३ ४ ४» 

>4]११९ (६९ 


ब्०्न 


| प्र हू; श्र 
ना पल 
फल हाट 
344: | 


[जन टन ७ हक ३०७ 
- बढ़ा आना 


हे | हर] ये है| 


समय जुतोका आगा होनेपर 
भी यह प्राण लिप्त: अपने मर यु- 
रपत हो, ने कि अपने विराट 


स्यंगपक्ा राय करके, अम्नि, वायु 
हर आदि यरपम सीन प्रकारका 
 । गया, अवथात तीन रपोम बिभक्त 
हे गया | उस प्रथग उत्पन्न हुए 
हम अगम्निक्री-अध्यगेवकर्मग उपयोगी 
अर्यक्षी अथात चितिस्वरूप बिरादू 
की यह अश्के समान दृष्टि कही 
जाती ४ | हमने पूर्वम इसकी जो 
उत्पत्ति ब्रतलायी है, वह सब 
रतुतिफे ही लिये है यह बात 
कह चुके है । अर्थात्‌ इस प्रकार 
यह थुद्दजन्मा हैँ-ऐसा बतलानेके 
व्यिह। 


2८ बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बन व्याई न क, बने: कई नेट ब्याई 22७. न्याद2 23% न: न्याई ०८228 न <- 2७. ब्याई >- 2], व्याए 2: व्याई २८29७ 
तस्थ प्राची दिक्शिरों विशिट- | विशिष्टतामें समान होनेके कारण 

पूवे दिशा उसका गिर है | यह और 
यह अर्थात्‌ ईशानी और आग्नेयी 
चैशान्याग्रेय्यों ईमों बाहू | इर- | विदिशाएँ ईम--भुजाएँ हैं। गत्यर्थक 
“इर्‌! धातुसे ईम' शब्द सिद्ध होता 
है | तथा इस अभ्निकी पश्चिम दिया 
प्रतीची दिक्‍पुच्छ॑ जघन्यो | पुच्छ यानी निम्नभाग है, क्योंकि 
पूर्वकी ओर मुखवाला होनेसे पश्चिम 
दिशासे पुचछका सम्बन्ध है । यह 
म्बन्धात्‌ू । असो चामी च॑ | और यह अर्थात्‌ वायव्य और नैक़्त्य 

' कोण जद्जा 9; 

वायव्यनैऋत्यों सक्थ्यो सक्थिनी | 7 हम 3 
साथ उनकी समानता है । दक्षिण 
और उत्तर दिशाएँ उसके पार्श्व भाग हैं 
चोदीची च पार्शचे उभयदिक्स- , क्योंकि इन दोनो दिशाओंसे सम्बन्ध 
हु होनेमें पाश्वोंकी समानता है। तथा 

म्बन्धसामान्यात्‌ । थोः पृष्ठमन्त- | बुढोक पीठ और अन्तरिक्ष उदर 
है--ऐसा पूर्ववत्‌ समझना चाहिये, 
और अधोमागमें समानता होनेके 
अधोभागसामान्यात्‌ । | कारण यह ( पृथिवी ) हृदय है। 


| रे 
त्वसामान्यात्‌ | असो चासो 
यतेगतिकर्मण!ः । अशथास्थाग्रेः 


भागश, प्राछ्युखस्य प्रत्यद्धिक्स- 


पृष्ठकोणत्वसामान्यात्‌ । दक्षिणा | 


रिक्षम॒द्रमिति पूर्ववत्‌। इयमुर 


स एपोउग्नमि! प्रजापतिरुपो | 'इस प्रकार ये छोक जल्के भीतर 
हैं? इस श्रुतिके अनुसार वह यह 
लोकादिखरूप प्रजापतिरूप अग्नि 
“एवमिम लोका अप्स्वन्तः” इति | जलमें स्थित है। [ इस उपासनाका 
श्रुतेः । यत्र क़् च यस्मिन्करिसि किसी देशमें जाता है तदेव--वहाँ 


श्रिदेति गच्छति तदेव तत्रेव |ही [ अर्थात्‌ उसी स्थानपर ] 


लोकायात्मकोउग्रिरप्सु प्रतिष्ठित; 


ब्राह्मण २ ) शादूरभाष्याथे ४९, 
ब्वॉपन0७- ब्व5०2,.. <<८-)७०- ब्क-:00०, ० ऑ्टे: 3७० कर 72७ न्यास. व्ॉ20७ नर :20. वक्ष २-2स्‍७ ब्कॉ 3:2७ न्कई22७ 
प्रतितिष्ठतति खित्ति लगते । प्रतिष्ठित होता--स्ति प्राप्त करता 
तोड्पौ ! एवं यथोक्तमप्सु प्रति है| ऐसा कीन हैं * इस प्रकार 
कोञ्सो १ एवं प्रति- |  , 5 
2५ पक, उपर्युक्त रीतिसे अगम्निका जल्मे स्थित 
छितल्वमभविडान्विजानन्‌. गुण- देता जाननेवराठ् । यह इस उपासना- 
फलमेतत्‌ ॥ ३ ॥ | का गौण फल है ॥३॥ 
सकत्सर और वाककी उत्लपत्ति 
योज्सा मृत्युः साध्यादिक्रमे- यह जो मृत्यु था उसने खय ही 
| अपनेको ब्रह्माण्डके अन्दर जलादिके 
क्रमसे कार्यकरणसद्दातवान्‌ विराद्‌ 
करणसद्धतवच्त बराजमसाम्रम- अग्निके रूपमे रचा और अपनेको 


सृजत, त्रेधा चात्मानमकुरुतेत्यु-, तने भागों विभक्त क्य्या--यह 
के विलय ' पहले कहा जा चुका है। उसने 
फू से 'कब्यापार सल्नसूज- या व्यापार करते हुए यह रचना 


त ? इत्युच्यते--- , की ? सो बतछाया जाता है--- 

सोपकामयत हिितीयो म आत्मा जायेतेति स 
मनसा वाचं मिथुनश समभवदशनाया मृत्युस्तद्द्वेत 
आपसोत्स संवत्सरोप्मगबत्‌ । न ह पुरा ततः संवत्सर 
आस तमेतावन्तं कालमबिमः । यावान्संवत्सरस्तमेता- 
वतः कालस्य परस्तादस॒जत | त॑ जातममभिव्याददात्स 
भाणकरोत्सेव वागभवत्‌ ॥ ४ ॥ 


उसने कामना की कि मेरा दूसरा शरीर उत्पन्न हो, अतः उस 

अथनायारूप मृत्युने मनसे वेदरूप मिथुनकी भावना की । उससे जो रेत 

( बीज ) हुआ, वह. संबत्सर हुआ | इससे पूर्व संबत्सर नहीं था। उस 

संवत्सरको, जितना संबत्सरका काल होता है, उतने समयतक वह 
वृ० उ० ७--८ 


णात्मनात्मानप्‌ अण्डस्थान्तः कार्य- 


चुद्ददारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बयां, न टेक बाई 23 नई 23७, व्याई न: नम: नया लटक न्याए 2७. गई (७ ब्या< 2 "कर >:2फ व्याए>- 2 
( मृत्युरूप प्रजापति ) गर्भमे धारण किये रहा । इतने समयके पीछे 
उसने उसको उत्पन्न किया | उस उत्पन्न हुए कुमारके प्रति मुख फाडा । 


छ्‌ छ 


इससे उसने 'भाण! ऐसा शब्द किया । वही वाक्‌ हुआ ॥ ४ ॥ 


स मृत्युरकामयत कामितवान्‌ । 
किम्र्‌ ? द्वितीयों मे ममात्मा शरीर 
येनाहं शरीरी स्थां स जायेतोत्प- 
धेत इत्येबमेतद्कामयत | स॒ एवं 
कामयित्वा मनसा पूर्चोत्पन्नेन वाच॑ 
त्रयीलक्षणां मिथुन इन्द्॒माव॑ 
समभवत्सम्भवन॑ कृतवान्मनसा 
त्रयीमालोचितवान्‌ | त्रयीविहितं 


उस मृत्युने कामना की । क्‍या 
कामना की ? मेरा दूसरा आत्मा 
यानी थरीर, जिससे में आरीरधारी 
होऊँ, उत्पन्न हो--इस प्रकार उसने 
कामना की । इस प्रकार कामना कर 
उसने पहले उत्पन्न हुए मनसे 
वेदत्रयीरूपा वाणीको मिथुन--- 
इन्द्रभावसे भावना की । अर्थात्‌ मनके 
द्वारा वेदत्रयीकी आछोचना की | वेढ- 
त्रयीविहित सृष्टिक्रमका मनसे विचार 
किया-ऐसा इसका तात्परय है। 


सृष्टिकम॑ मनसान्वालोचयदि- ' यह कौन था? अगञनाया (श्ुघा) से 

0 सो लच 
त्यथः | कोड्सो $ अशनायया , छक्षित मृत्यु | 'अशनाया सत्य है” 
लक्षितो मृत्युः | अशनाया मृत्यु-, ता कहा जा छुका है । श्रुति 


रिव्युक्तम्‌ | तमेव पराम्रशत्यन्यत्र 
प्रसड्रो मा भूदिति । 

तथ्द्रेत आसीव्‌-तत्तत्र मिथुने, 
यद्रेत आसीत्‌,ग्रथमशरी रिणः प्रजा - 
पतेरुत्पत्तों कारणं रेतो बीज ज्ञान- 
कर्मरूपम॒,त्रय्यालोचनायां यदू दृ्ट- 


वानासीज॒न्मान्तरकृतम्‌+ तद्भाव- 


' उसीका यहाँ परामर्श ( उल्लेख ) 
| करती है, जिससे किसी अन्यका 
| प्रसम न हो जाय | 


उससे जो रेत हुआ--उस 
मिथुनसे जो रेत हुआ, प्रथमञरीरी 
प्रजापतिसे उ्पत्तिमें हेतुमूत जो रेत 
यानी बीज हुआ, अथ्थात्‌ वेढकी 
आलोचना करनेपर उसने जो 
जन्मान्तरक्वत ज्ञानकमेरूप बीज देखा 
उस वीजभावसे भावित होकर जल- 


त्राह्षण २ ] 


शाडूरभाष्याथे 


ण्र्‌ 


का३:220. बह५2:2:, व्कॉ<ड:2 "यई २:2७ "मेक पर -:0०७ व्यल८ए- न्य (अं: आ. न्याई 72 पक नकाई 2 न >:2 ७ बहिन पक, 


भावितोडष्प। सृष्टा तेन रेतसा 
बीजेनाप्खनुप्रविश्य अण्डरूपेण 
गर्भभूतः स संवत्सरोड्मवत्‌, संब- 
त्सरकालनिर्माता संवत्सरः प्रजा- 
पतिर्मवत्‌। न ह, पुरा पूरम) तत- 
स्तस्मात्संवस्सरकालनिम्मातुः प्रजा- 
पतेः, संवत्सरः कालो नाम नास 
न बभूव ह | 

त॑ संबत्सरकालनिर्मातारमन्त- 
गर्भ प्रजापतिम, यावानिह प्रसिद्ध 
काल एतावन्तमेतावत्संवत्सरपरि- 
मां कालमबिभः भ्रृतवान्मृत्युः । 
यावान्संवत्सर इहग्रसिद्धः,ततः पर- 
स्तात्कि इतवान्‌ १ तमेतावतः 
कालस्यसंवत्सरमात्रस्य परस्ताद्‌ 
ऊध्वेमसृजत सृष्टवान्‌) अण्डममि- 


दित्यि ( के ५ [आ] 
नदित्यथे। । तमेव॑ कुमार जातम्मि 


प्रथमशरीरिणम्‌, अशनायावत्त्वा- 
न्मृत्युरमिव्याददान्मुखविदारणं 
ऊतवानचुम; सच कुमारों भीतः 


की रचना कर उस रेतरूप बीजके 
द्वारा जल्मे प्रवेश कर अण्डरूपसे 
गर्भस्थ रह वह सब॒त्सर हुआ । 
अथात्‌ वह सबत्सररूप कालका 
निर्माता संवत्सर प्रजापति हुआ । 
उस संवत्सरकालनिमोता प्रजापतिसे 
पूषे संवत्सरनामक कार नहीं 
था। 


उस संबत्सरकालनिमाता गर्भस्थ 
प्रजापतिको, जितना कि यह प्रप्तिद्ध 
काल है उतने समयतक अथौत्‌ एक 
संवत्सरू्यापी कालतक मृत्युने धारण 
किया; जितना इस लोकमें सबत्सर 
प्रसिद्ध है [ उतने समयतक गर्ममें 
रखा ] इसके पीछे उसने क्या किया 

| इतने यानी सबत्सरमात्र कालके 
पश्चात्‌ उसने उसकी रचना की 
| अर्थात्‌ उस अण्डेको फोड दिया । 
क्षुघायुक्त होनेके कारण झत्युने 
इस प्रकार उत्पन्न हुए उस प्रथम- 
| शरीरी कुमार अम्निके प्रति. उसे 
खानेके लिये, मुँह फाडा। उस 
; कुमारने खामाविकी अबियासे युक्त 





खाभाविक्याविद्यया युक्तो भाणि- | हनेके कारण डरकर 'भाण! ऐसा 
त्येव॑ शब्दमकरोत्‌ । सेव वाग- | शब्द किया | वही वाक्‌ हुआ. वाक्‌ 
भवत्‌, वाकू-शब्दोज्मवत्‌ | ४ ॥ | यानी राच्द हुआ ॥७॥ 


न्ापस््स्ड्फिस्डिडल--+ 


ण्रे वृह्दारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय 
ब्कटियं न्यॉ 23 ना ::्- नह े: पक नॉन ८232 "कई: बज फ नर (27292, ब्वई( 7 जया २ 72% "कट सकल 

कगादिकी उत्तत्ति और स॒त्युक्े अचुलका उपन्‍्यात्त 

स॒ऐक्षत यदि वा इममभिस<स्थे कनीयोएस्न॑ 
करिष्य इति स तया बाचा तेनात्मनेदः सबमसजत 
यदिदं किश्वर्चा यजू*षि सामानि उन्दा5सि यज्ञान्प्रजा: 
पशून्‌ । स यद्यदेवासजत तत्तदत्तुमश्रियत सब वा अत्तीति 
तद॒दितेरद्तित्वम्‌ । स्वस्यैतस्यात्ता भवति सर्वमस्यानन॑ 
सबति य एवमेतददितेरदितित्वं वेद ॥ ५॥ 


उसने त्रिचार किया, यदि मै इसे मार डा हेँगा तो यह थोडा-सा ही अन्न 

[ सोजन ] कहँगा ।” अत' उसने उस वाणी और उन मनके द्वारा इन 

सबको रचा, जो कुछ भी ये ऋक्‌, यज्रु , साम, छन्द, यज्ञ, ग्रजा और 

पश्ु हैं। उसने जिस-जिसकी रचना की उसी-उसीको खानेका विचार 

किया | वह सन्रको खाता है, यही उस अद्तिका अदितित्व है। जो इस 

प्रकार इस अदितिके भदितित्रको जानता है वह इस सबका अत्ता 
: ( भोक्ता ) होता है और यह सब उसका अन्न होता है ॥ ५ ॥ 


स ऐश्षुत--स एवं भीत॑ कृतरवं | उसने विचार किया--इस प्रकार 

» पु | डरकर शब्द करनेवाले उस कुमार- 
कुमारं दृष्ठा सुत्युरेक्षतेक्षितवान । को देखकर मृत्युने क्षुधायुक्त होनेपर 
अशनायाबानपि--यद्‌ क॒दा- | भी विचार किया--यदि कदाचित्‌ 
। मैं इस कुमारको मार डा हँगा--- अभि 
पूवेक 'मन्‌” घातुक्का अर्थ हिसा 
अभिपूर्थों मन्‍्यतिहिंसाः-हिंसि-| होता है--अत 'अमिमंस्थे! का 
अर्थ भार डाढूँगा' ऐसा होगा, तो मै 
कनौय अन्न करूँगा कनीय यानी 
कनीयोउल्पसन्न॑करिष्य इति ।। बहुत ही थोड़ा अन्न मोजन करूँगा । 


वचिद्दा इमं कुमारसमिमंस्ये-- 


घ्यू इत्यथ; कनीयोउने करिष्ये 


ब्राह्मण २ ] शाउरमभाप्याथं ण्रे 
ब्यऑॉ5 2०. व्कॉ-. पका: कप: व्य्टपे:2. ब्यर् 3० नए 200. ४८५०-२०, न्य्ए-2० व: व्क:2)७. बन: 
एयमीछित्या तह्धक्षणादपरराम। | ऐसा सोचकर वह उसे 
| भक्षण करनेसे रुक गया, [ और 

चह हज्म कतव्य दाधकालभक्षः | 
सोचने लगा कि ] बहुत समयतक 
णाय न कनीयः । तद्ूध्षणे हि खानेके लिये मुझे बहुत-सा अन्न 
कनीयोउल्न॑स्थाह्रीजमक्षण इंच . [ सैमह] करना चाहिये. थरोडा-सा 
नहीं। जिस प्रकार बीजको खा लेने पर 
, अनाज नहीं होता उसी प्रकार इसे 
हुल्यमालोच्य तय्रव त्रय्या वाचा । खानेसे तो मेरे लिये थोडा-सा ही अन्न 
पूर्वोत्तिया तेनेव चात्मना मनसा | | ऐसे उद्देश्यसे अन्की बहुलताके 
पा है . , लिये विचारकर उसने उस पृर्वोक्ति 
मिथुनीभावसालो चनमृपगम्योप- | त्रयीरूपा बाणीसे तथा उसी आत्मा 
गम्येदं सर्वे ख्थाचरं जड़म॑ चासृजत | यातो. मनसे मिथुनोभाव  अथोत्‌ 
यदिदं किश्व यत्किश्रेदम्‌ | कि | आलोचनाको प्राप्त हो-होकर यह जो 
कुछ है उस इस सारे स्थावर और जज्ञम 
जगत्‌की रचना की । वह क्‍या है * 
हन्दांसि च सप्त गायन््यादीनि ऋक्‌, यजु . साम. गायत्री आदि 


सख्याभावः | स एवम्प्रयोजनमन्नवा- 


तत्‌ * ऋचो यजूपि सामानि 


स्तोत्रणख्रादिकमाझभृतांखिविधान | सात छन्‍्द यानी गायत्री आदि 
मन्त्रान्गायत्यादिच्छन्दोविशिए्टान्‌ | >दोसे युक्त स्तोत्र-अलादि कमकि 


ध्यिलाश सी अइ्ज भूत तीन ग्रकारके मन्त्र, उनसे 
यज्ञात्य तत्साध्यान्प्रजास्तत्कत्र। सम्पन्न होनेवाले यज्ञ, उन्हे कि 


पशंथ्व॒ग्राम्यानारण्यान्कमेसाधन- | बाली प्रजा तथा कर्मके साधनभूत ग्राम्य 
भूतान्‌ । । और वन्य पशु [इन सबको रचा ] । 
| जक्ता-किन्तु पहले तो कहा 
गया था कि मिथुनीभूत त्रयीरूपा 
सजतेत्युक्तम/ऋगादीनीह कथम- | बाणीसे उसने रचना की, फिर 
सृजतेति ; उसके द्वारा उसने ऋगादिको कैसे रचाः 


ननु त्रय्या मिथुनीभृतया- 


५ दे 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


ज्डअट2- बन, व्वरि:फ व्कि: 2 नए 2. कप नए: वाई :220, बक>:2 9, न २:४० नई करन: 


नेष्‌ दोपः, मनसस्त्वव्यक्तोड्य॑ 
मिथुनीमावद्रय्या, वाह्यस्तु ऋगा- 


समाधान-यह कोई दोप नहीं 
है । मनका जो त्रयीके साथ मिथुनी- 
भाव है वह तो अव्यक्त है। उन 


दीनां विद्यमानानामेव कर्मेसु विनि- | | अव्यक्तरूप पे ] विद्यमान ऋगादिका 


योगमावेन व्यक्तीमावः सर्ग इति । 

स ग्रजापतिरेवमन्नइंद्धिं चुद 
ध्वा यददेव क्रियां क्रियासाधनं 
फर्ल वा किश्विद्सूजत तत्तदत्तु 
भक्षयितुमप्रियत घृतवान्मनः । 
सर्वे कृत्खं वे यस्मादत्तीति तत्त- 
स्माददितेरद्तिनाम्नो मृत्योर- 


दितित्व॑ प्रसिद्ध म। तथा च मन्त्रः-| 


#“अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमद्ति 


ही कर्ममें विनियोगरूपसे जो बाह्य 
व्यक्तीमात है वही उनकी रचना है | 

उस प्रजापतिने इस प्रकार अन्न- 
की बृद्धि होती जानकर जिस-जिस 
भी क्रिया या क्रियांके सावनभूत 
फल्की रचना की उसी-उसीको 
भक्षण करनेके लिये मनमे विचार 
किया । इस प्रकार क्योंकि बह सभी क्रो 
भक्षण करता है, इसलिये उस अदिति 
अर्थात्‌ अद्तिनामक मृत्युका अदिति- 
त्व प्रसिद्ध है। इस विषयमें यह मन्त्र 
प्रमाण है--''अदिति चुलेक है, 


माता स॒पिता” ( यजुः० सं० | अदिति अन्तरिक्ष है, अदिति माता 


२५ | २३ ) इत्यादिः । 
सर्चेस्यतस्य जगतोउन्नभूतस्या- 


त्ता सवोत्मनेत मवत्यन्यथा बिरो- 
धाव्‌ । न हि कश्रित्सवेस्थैकोञ्तता 


रश्यते तस्मात्सवात्मा मवती त्यर्थ। 


है और वही पिता है”? इत्यादि । 


इस अन्नमूत सम्पूण जगत्‌का 
वह सवोत्मसमावसे ही अत्ता ( भक्षण 
करनेवाला ) है, क्योकि बिना 

सवोत्ममावके सबका अत्ता होनेमें 
विरोध आता है। कोई भी एक 
सभ्रका अत्ता हो, ऐसा देखा नहीं 
जाता; इसलिये तात्पर्य यह है. कि 
[ इस प्रकार उपासना करनेवाला ] 
वह सवोत्मा हो जाता है। सबकुछ 


सर्वेमस्यान्न॑ भव॒ति; अत एवं | उसका अन्न हो जाता है, अत. जो 


चग्राह्मण २ ] शादरभाप्याथथ जज 
कर > 22० «कई + 2० ज्यर्ट 2७. न्यॉ >:० 3.2 बकरे + 3० ब्कर्ट 72०० “कर: 2७७. ब्कए > 00० न्क-:722०५ व्यए_:0)७ ३. 
सयात्मनों यत्तुः सर्चमन्‍्न भवती- सर्थो मभावसे अत्ता है उसीका सब 
कुछ अन्न होना सम्म है। यह 
आल . +«». हर उसे मिलता है जो इस प्रकार 
की सजापत: कक शत उपर्गुक्त अठितिसन्नक मृत्यु 
अदनादद्वितित्वू॑ वेद तस्थेतत्‌ू शज्ञापतिका सत्रका अदन (भक्षण) 
फलम्‌ ॥ ५॥ उरनेसे अदितित्य जानता है ॥०॥ 


त्यूपपयते । गे ण्वमतगथोक्त- 


अन्न के कमान 5 


प्रजापतिकों ययक्रामना और उत्तके प्राण 
एव बीयका निष्कामण 


सोएकामयत भूयसा यज्ञेन भूयो यजेयेति | सो- 
पश्राम्यत्स तपोप्तप्यत तस्व श्रान्तस्य तप्तस्य यशों बीये- 
मुदक्कामत्‌ । प्राणा वें यशों वीर्य तत्माणेपूत्कान्तेपु 
शरोर- श्रयितुमधियत तस्य शरीर एव मन आसीत्‌ ॥ ६॥ 


उसने यह कामना की कि में पुनः बड़े भारी यज्ञसे यजन करूँ । 

हमसे वह श्रमित हो गया । उसने तब किया | उस श्रमित और तपे 
हुए मृत्युका यथ और बीर्य निकल गया | प्राण ही यश और वीर्य हैं। - 

तब प्राणके निकल जानेपर गरीरने फ़ूछना आरम्भ किया | किन्तु उसका 

मन झरीोरमें ही रहा ॥ 5६ ॥ 

साप्कामयनेत्यश्वाश्रमे धयोनि-_ सोडकामयत' इत्यादि वाक्यसे 

श्रति अश्व और अश्वमेघषका निवेचन 

बेचनाथमिदमाह--भूयसा महता | &रनेके लिये यह कहती है---मैं 

पुनः महान्‌ यज्ञसे यजन करूँ । 

यहाँ जन्मान्तरमें यज्ञानुष्ठान करनेकी 

जन्मान्तरकरणापेक्षया. भूय+- अपेक्षासे 'भूयस! ( महान्‌ ) शब्द 


यज्ञेन भूयः पुनरपि यजेयेति । 


प्ंद 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


| अध्याय ९ 


जा 0७. कई ट७० बक22० बऑर्स:७- न्यॉ:स्‍0-हार ८22. “व मे:क- बाई “720७: नई-27 22७ नाई 2 ब्व्ट< 2 नया फक, 


शब्दः । स प्रजापतिः जन्मान्त- 
रेडशमेधेनायजत । स तद्भाव- 
भावित एवं कल्पादों व्यावतंत। 
सोड्श्रमेघक्रियाकारकफलात्मत्वेन 
निर्वेत्तः सन्नकामयत भूयसा यज्ञेन 
भूयों यजेयेति | एवं महत्काये 
कामपित्वा लोकबदशआम्पत्‌ । 


स तपोञ्तप्यत। तस्य श्रान्तस्य 
तप्तस्पेति पूववतू, यज्ञों चीयये- 
मुदक्रामदिति | ख्वयमेव पदा्थमाह 
-आणाश्रश्लुरादयोी वे सशो 
यशोहेतुत्वात॒ु॒तेष हि. सत्सु 
ख्यातिभेवति, तथा बीयें बल- 
मस्मिज्शरीरे । न चुल्क्रान्तप्राणो 
यशख्ी बलवान्या भवति | 
तस्माआणा एवं यशो वीये 
चास्मिज्शरीरे । तदेव॑ प्राण- 
लक्षणं यज्ञों वीय॑प्रुदक्रामदुत्का- 
न्तवत्‌ ।. 

तदेव॑ यशोवीयेभूतेषु प्राणेष्‌- 


दिया है। उस प्रजापतिने जन्मान्तर- 
में अद्बमेघ्र यज्ञद्दार यजन किया 
था | इसलिये उसकी भावनासे युक्त 
हुआ ही वह कल्पके आरसम्ममें 
प्रजापति हुआ | अश्वमेतके क्रिया, 
कारक और फलखरूपसे सम्पन्न होकर 
उसने कामना की कि मै पुनः महान्‌ 
यज्नद्वारा यजन कहे | इस प्रकार 
महान्‌ कार्यके लछिय कामना करके 
चह अन्य लोगोके समान श्रमित हो 
गया | 


चित औीविणतलक3 तीन कल 3 नमन नमन विनननीननीिनीयननन लीन नननननमझऊख-५+-+ 


उसने तप किया। उस श्रान्त और 
तपे हुएका--ऐसा पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये-यश और बीये निकल गया। 
अब श्रुति खय ही [यश और वीर्य] 
पदोंका अर्थ बतलाती है। चन्षु 
आदि जो ग्राण हैं वे ही यशके 
हेतु होनेके कारण यश हैं, क्योकि 
उनके रहनेपर ही ख्याति होती है ! 
तथा वे ही इस शरीरमे वीय यानी 
बल हैं । जिसके प्राण निकल गये 
हैं वह पुरुष यराखी या बलवान्‌ 
नहीं होता । भरत. इस शरीरमें प्राण 
ही यश् और चीर्य हैं। थे इस 
प्रकारके प्राणर्यप यश और बीर्य 
निकल गये | 


) तब इस ग्रकार यञ्ञ और वीर्य- 


ज्राह्मण २ ] 


शाइूरभाष्याथे 


्छ 


त्क्रान्तेषु शरीराज्निष्क्रान्तेषु त- 
च्छरीरं ग्रजापतेः श्रग्रितुमुच्छुन- 
भाव गन्तुसधरियतामेध्यं चाभवत्‌! 


भूत ग्राणोंके उत्क्मण करनेपर 
अर्थात्‌ शरीरसे निकल जानेपर 
प्रजापतिके उस शरीरने ख़यन-- 
उच्छूनता ( फ्ूलनारूप विकार ) 


को प्राप्त होना आरम्भ किया, 
अथोत्‌ वह अमेध्य ( अपवित्र ) हो 
गया | किन्तु जिस प्रकार किसी 
प्रिय वस्तुके दूर हो जानेपर भी 
उसीमें मन रहता है वैसे ही शरीरसे 
निकल जानेपर भी उस प्रजापतिका 
मन उस शरीरमें ही रहा ॥६॥ 


| ७0 > 


तस्थ प्रजापतेः शरीराज्निर्गतस्थापि 
तस्मिन्नेव शरीरे मन आसीयथा 
विषये 


कस्यचित्थ्रिये द्रं 


गतस्यापि मनो मवति तद॒त॥६॥ 


अश्वमेघोपापना और उसका फल 


स तस्मिन्नेव शरीरे गतमनाः 
सन्किमकरोत्‌ $ इत्युच्यते-- 


उस ररीरमें ही जिसका मन 
लगा हुआ है ऐसे उस प्रजापतिने 
क्या किया * सो बतलाया जाता है-- 
सोपकामयत सेध्यं म इद* स्यादात्मन्व्यनेन स्या- 

मिति । ततोःधः समभवद्यदश्चत्तन्मेध्यमसूदिति तदेवा- 
श्रमेधस्याश्वमेघत्वम्‌ । एप ह वा अश्वर्सघं वेद य एन- 
सेवं वेद | तमनवरुध्येवामन्‍्यत । त* संवत्सरस्य परस्ता- 
दात्मन आलमत । पशूुन्देवताभ्यः प्रत्योहत्‌ | तस्मात्‌ 
सेदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्ते । एप हु वा अश्व- 
मेधो य एब तपति तस्य संबत्सर आत्मायम पिरकेस्तस्ये- 
मे छोका आत्मानस्तावेतावकोश्वसेधो । सो पुनरेकेव 


की 


०५८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
(2७ बज: 2 -कई 2 “ये: «०८८१७. ब्क >:2४- नई न, न्य>:2% व्य्ट>: ७ न्याई व नाई 73. नया 
. देवता भवति मृत्युरेबाप पुनर्मृत्युं जयति नेन॑ मत्युराम्ोति 
सत्युरस्यात्मा भवत्येतासां देवतानामेंको भवति ॥ ७॥ 
उसने कामना की मेरा यह शरीर भेव्य (यज्िय) हो, में इसके द्वारा 
शरीखान्‌ होऊँ । क्योंकि वह गरीर अश्वत्‌ अर्थात्‌ फूल गया था, इसल्य 
वह अश्व हो गया और वह मेव्य हुआ। अत यही अखमेघका 
अव्बमेघत्व है । जो इसे इस प्रकार जानता है वही अव्वमेधको जानता है | 
उसने उसे अवरोधरहित ( वन्धनशून्य ) ही चिन्तन किया | उसने 
सबत्सरके पश्चात्‌ उसका अपने ही लिये [ अथात्‌ इसका देवता प्रजापति 
है--ऐसे भावसे ] आल्मन किया, तथा अन्य पत्चुर्ओोकों भी देवताओंके 
प्रति पहुँचाया | अतः याज्ञिकछोग मन्त्रद्वारा सस्कार किये हुए से 
देवसम्बन्धी ग्राजापत्य पशुका आल्मन करते हैं । यह जो [ सूर्य ] तपता 
है वही अख्मेघ है । उसका सवत्सर गरीर है, यह अग्नि अकी है, तथा 
उसके ये छोक आत्मा हैं । ये ही दोनों ( अग्नि और आदित्य ) अर्क 
ओर अखमेपष हैं | किन्तु वे मृत्युरूप एक ही देवता है । जो इस प्रकार 
जानता है वह पुनरम्न॑त्युको जीत लेता है, उसे मृत्यु नहीं प्रा सकता, 
मृत्यु उसका आत्मा हो जाता है तथा वह इन देवताओमेंसे ही एक हो 
जाता है ॥ ७ ॥ 
सो5कामयत, कथम्‌ $ मेध्यं | उसने कामना की । किस 


मेधाह यज्ञियं मे ममेद शरीर | 7 मैं यह शरीर मेध्य-- 
मेधाह यज्ञियं मे ममेदं घरीरं आय 
82 किश्व आत्मन्व्यात्मवां- | आत्मवान्‌ अर्थात्‌ इस शरीरसे 
शानेन शरीरेण शरीरवान्स्थामिति | शो जाऊँ। ऐसा विचार- 
कर उसने उसमें प्रवेश किया। 

प्रविवेश | यस्मात्तच्छरीर तद्दियोगा-| क्योकि वह शरीर उसके वियोगसे 
यशोवीर्यह्ीन होकर भख़तू-- 
अद्वयत्‌ अथीत्‌ फ़्रछ गया था, अत. 
संत ततस्तस्मादश्चः समभव॒त्‌। ततो- उससे अरब उत्पन्न हुआ । इसीसे 


प्राह्मण २ ] 


कद +- 3०० च3>:७- व्यर्द 2 


शाउरभाप्पार्थ 
ब्यब >.22० न्कर्ट++ १8 बे >- 29० न्यर्ट | 2 कर व्यय +- 


ण्र्‌ 
ब्कर्द जप च्यार्ई (-.फक ब्याई 22७ ब्यद >:० 


उइधनामा प्रजापतिरच साधादिति अमश्न नामका साक्षात्‌ प्रजापति ही 


स्तूथते | यस्माव पुनस्तत्पवेशा- 
दृतयशोवीयेत्वादमध्यं समन्मेष्य- 
सभूत्तदव तस्मादेवाश्वमधस्वाश्व- 
सेघनाम्नः ऋ्रतोग्थमेधत्वम्‌ अश्व- 
संधनामलाभः । क्रियाकारक- 
फलात्मकी हि क्रतुः। स च 


ग्रजापतिरवति रनूयते | 


क्रतुनिवतकस्थाश््॒ प्रजा- , 


यतित्वमृक्तम्‌ उपा वा अश्वस्य 
मेध्यस्थ! इत्यादिना। तस्थैवा- 


खेस्य मेध्यस्थ प्रजापतिससरूप- ' 


साग्नेश्व यथोक्तसय क्रतुफलात्म- 
रूपतया समस्योपासन॑ विधा- 
पदस्थ विधायकस्याश्रुतत्वात्‌ 
क्रियापदापेक्ष॒त्वात् 
अयमर्थोज्वगम्यते । 





है--हस प्रकार उसकी स्तुति की 
जाती है । क्योंकि उसके पुंनः 
प्रवेशसे वह यशोबीयहीन और 
अमेष्य होनेपर भी मेथ्य हा गया 
था इसीसे अश्वमेबका यानी अव्वमेष- 
नामक यज्ञका अश्वमेघत्व हैं, अथात्‌ 
उसे 'अम्वमथ' नाम मिला है । यज्ञ 
क्रिया, कारक और फलरूप होता 
हैं, अत. 'वह प्रजापति ही है” ऐसा 
कहकर उसकी स्तुति की जाती है । 

'उपा वा अश्वस्य मेघ्यस्य शिर.! 
इत्यादि वाक्यसे यज्ञनिवाहक अश्वका 
प्रजापतित्व कहा गया | अब उसी 
प्रजापतिरूप मेध्य अश्वकी और यज्ञ- 
फलरूपसे उसीके समान उपयुक्त 


' अग्निक्नी उपासनाका विधान करना 


' है, इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्भ 
क्या जाता है | पहले श्रुतिवराक्यमे 
तर ८ मित्य 0 कप 

व्यमित्यारभ्यते । पू्॑त्र क्रिया- , 


विधिबोधक क्रियापदका श्रवण नहीं 
हुआ है और [ उपासनासम्बन्धी 
वाक्यमें ] क्रियापदकी अपेक्षा होती 


प्रकरणस्स है; इसलिये इस प्रकरणका यह 


| अर्थ जाना जाता है [* 


# यद्यपि पहले 'य एवमेतददितेरदितित्व वेद! ऐसा विधायक वाक्य आया है, 


६० 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


एप ह वा अश्वमेध॑ क्रतुं वेद 
य एनमेवं वेद, यः कश्रिदेन- 
मश्वमग्रिरूपमक च यथोक्तमेव॑ 
वक्ष्यमाणेन समासेन प्रदरश्ये- 
मानेन विशेषणेन विशिष्ट वेद, 
स एपोउ्श्मेध वेद नानन्‍्यः । 
तस्मादेवं वेद्तिव्य इत्यथः । 

कथम्‌ * तत्र पशुविषयमेव 
तावदशनमाह । तत्र प्रजापति- 
भूयसा यज्ञेन भूगो यजेयेति 
कामयित्वा आत्मानमेव पशु 
मेध्यं कल्पयित्वा त॑ पशुमनव- 
रुध्यैवोत्सृष्टं पशुमवरोधमकृत्वेब 
मुक्तप्रग्रहममन्यताचिन्तयत्‌ | त॑ 
संवत्सरस्थ पू्णेस्य परस्तादूर्ध्व- 
मात्मने आत्मार्थमालभत-प्रजा- 


पतिदेवताकत्वेनेत्येतव्‌-आलभता- 


लम्भ कृतवान्‌ । पशुनन्यान्ग्रा- 
स्यानारण्यांश देवतास्यो यथा- 
देवतं प्रत्योहत्म्तिगमितवान्‌ । 


जो इसे इस प्रकार जानता हैं, 
निश्चय वही अश्वमेध यज्ञको जानता है। 
जो कोई भी इस अज्जको और ऊपर 
बतलाये हुए अग्निरूप अकको आगे 
कहे जानेवाले सक्षिप्तरूपसे प्रदर्शित 
विशेषणसे विशिष्ट जानता हैं वही 
अश्वमेवकों जानता है, कोई दूसरा 
नहीं | अत. तात्पर्य यह हे कि 
इसे इसी प्रकार जानना चाहिये । 

किस प्रकार जानना चाहिये * 
सो इस विपयम पहले श्रुति पश्चु- 
विपयक दृष्टिका ही निरूपण करती 
है । प्रजापतिने ऐसी इच्छा करके 
कि मै पुन बडे भारी यज्ञसे यजन 
करूँ अपनेहीको यज्ञिय पशु कल्पना 
कर उस पशुका अनवरोध कर उसे 
छूटा हुआ माना अथात्‌ उसकी 
रोक-टोक न करते हुए उसे बन्धन- 
हीन चिन्तन किया । फिर पूरे एक 
सवत्सरके पीछे उसे अपने ही लिये 
आल्मन किया अथोत्‌ प्रजापति 
देवता-सम्बन्धी पशुरूपसे उसका 
आलमन किया, तथा अन्य देवताओं- 
को भी तत्तद्देवसम्बन्धी अन्यान्य 
ग्राम्य एवं वन्य पश्ञु ग्राप्त कराये । 





परन्तु यह प्रकरण अश्वमेघोपासनाका है; इसलिये वह मुख्य वाक्य नहीं है। अतः 
उस अभावकी पूर्ति करनेके लिये यहाँ श्रुति 'एघ ह वा अश्वमेध॑ वेद य एनमेवं 
वेद? इस प्रकार साक्षादरूपसे उसका विधान करती है। | 


ब्राह्मण २ ] 
ज्या्ट--2%- ब्यक 


यम्माच्चयं प्रजापतिस्मन्यत 
तस्मादेवमन्यो5्प्युक्तेन विधि 
नात्मानं पशमश्र मध्य कल्पयित्वा 
“-स्वदेवत्योह्ह॑ प्रोह्ष्यममाण 
आल्भ्यमानस्त्वह॑मद्देचत्य एव 
स्थाम « अन्य इतरे पशणवों ग्राम्या- 
रण्या यथादेवतमन्यास्यों देवता- 
भय आलस्यन्ते मदवयवभृताभ्य 
एब्‌--इति विद्यात्‌। अत एचेदानी 


सवंदेवन्य॑ प्रोक्षितं प्राजापत्यमा- ! 


लभन्ते याज्निकाः । 

एचयमप ह वा अश्वमथों ये एप 
तपरत्ि'--बस्त्वेब॑पश्मुसाधनक 
क्रमु। से एप साक्षात्फलभृतो 
नाठब्यत एप ह वा अश्वमंघः | 
का5सा १ थे एवं सविता तपति 


जंगदवभासयात तेजसा। तस्यास्य 


क्रतुफलात्मनः संचत्सर। काल- 
विश्वप), आत्मा शरीर तन्निवेत्य- 
त्वात्संवत्सरस्थ । 


| 
शाउरभापाथ 
बपेज ब८उ 5. जर2ि जाए 2 ७८5. 3८0 «६० बार: जहर ब<ू७.- 


ग्रिप 


१ 


क्योकि प्रजापतिने ऐसा माना 
था, इसलिये दूसरे यज्ञकर्ताको भी 
उपयुक्त विधिसे ही अपनेको यज्ञिय 
अध मानकर 'मे वेदमन्त्रोद्गारा 
अभिविक्त होकर सर्वदेवसम्बन्धी 
होता हु. किन्तु आल्मन किये 
जानेपर केबल अपने ही देवताके 
लिये होऊं: तथा दूसरे प्राम्य और 
वन्य पणु, अन्‍्यान्य देवताओके 
अनुसार मेरे ही अवयच भूत विभिन्न 
देवाके लिये आलभन किये जाते हैं --- 
' ऐसा जाने । इसीलिये आजकल याज्षिक- 
लोग समस्त देवताओंके लिये [ मन्त्रो- 
द्वारा ] अभिषिक्त किये हुए प्रजापति- 
सम्बन्धी पशुका आलभन करते हैं । 

एयमेप हवा अश्वमेघोी य एप 
नपनि' इसकी व्याख्या को जाती 
| है--इस प्रकार यह जो पजशुद्दारा 
सानय क्रनु है वही 'एप हू वा अधमेध 
इस वाव्यसे साक्षात्‌ फलस्वरूपसे 
। बतलाया जाता हैं। वह कोनन्सा 
है ? जी कि सूय तपता अथात्‌ 
अपने तेजसे जगतको प्रकाशित 
करता है । उस्त इस यज्ञफलरूप 
| सूर्यका संक्सर--काल-विगेष आत्मा 
यानी झरीर है, क्योंकि उसीके 
हारा सबत्सर निष्मन्न होता है |* 











+ क्योंकि सर्वके उठयाखसे दिन-रातके द्वारा सबत्सर द्वोता है। यहाँतक 
अश्वमेघरी स॒र्यरूपता बतलाकर अब उसके साघनभूत अग्निका सूर्यत्व बतलाया 


जाता है 


द्द्रे बृहृदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय 

ब्क2:2% नई कट, या 22%, 22%, ब्यपेर य, बाइए ७. जकए>:आ७ नये 3८24७ चआई<म-2.%, बाई ८2: व्याई>::७०. नाई: 2: 

तस्थैव क्रत्वात्मन।, अग्नि- | उस यज्ञात्माका सावनभूत यह 
थिः अक॑ है; 

साध्यत्वा् फलख कऋतुलरूपे-| व अम्नि अक है; यज्ञफड 


जे ७3 ७८ * _ ८७७ ८. ( अग्निसाष्य हे इसलिये उसका 
णव्‌ नद॒श$, अये पाथंवाशमग्ररककः | यज्ञरूपसे निर्देश किया गया है। 


साधनभूतः । तस्य चाय क्रतो यज्ञ चयन किये जानेवाले उस 


लिलारग मो विलय दे , अकके तीनों लोक आत्मा--शरीरके 
५ | यात्मानः अद्यव है । इसीसे 'उसका पूर्वदिशा 


शरीरावयवा+ | तथा च व्याख्यातं ' शिर है! इत्यादि वाक्‍्यसे उसकी 
'तस्य प्राची दिक्‌! इत्यादिना। ऑख्या की गयी हैं। वे ये अग्नि 


तावर्न्धादि ७5 ञे [०० 4] और र्‌ आदित्य ऊपर दियि हुए 

न्यादित्यावेती यथाविशेषि- 'िशेपणके अनुसार अर्दा और अस्मेध 

तावकाश्वम्ेधों ऋ्रतुफले | अर्को क्रमश' यज्ञ और फल है | अर्क जो 
र्थिव 

यः पार्थिवोडमिः स साक्षास्क्रतु- पर्थिंव अप्नि है वह साक्षात्‌ 


वि लय अति क्रियात्मक यज्ञरूप है। यज्ञ अग्नि- 
रूपः त्मकः । क्रतोरप्नि- सत्य है, उसल्यि अग्निरूपसे ही 


साध्यत्वात्तद्रपेणेव निर्देशः। क्रतु- उसका निर्देश किया जाता है । तथा 


साध्यत्वाच्च फरख कतुरूपेणैेव  जसाध्य है इसलिये 'आदित्य 
रत आदित्य 5० अश्वमेघ है” इस प्रकार यज्ञरूपसे ही 
निर्देश आदित्योड्श्वमेध इति | 


उसका निर्देश किया जाता है । 


तो साध्यसाधनी क्रतुफलभूता- .... वे यज्ञ एव फलमूत अश्नि और आदित्य 
। घ्य दे 

ब्न्यादित्यों, सा उ पुनर्भूय और साधन है। वे भी आपसमें 

। मिलकर पुन --फिर भी एक ही देवता 

एकेव देवता भवति | का सा है।यह एक देव कौन है? वह मृत्यु ही 


मृत्युरेव । पूर्वमप्येकेवासीस्क्रिया- है| पहलेमी वह ( मृत्युदेवता ) एक 
साधनफलमेदाय विभक्ता | तथा |? तिंसके सावन और फलमेद- 
। के लिये उसका विभाग हो गया। ऐसा 


गे “म्‌ त्रेधात्मानं व्यकु 
चाक्तम्‌ 'स जेधात्मानं व्यकुछुत” हे कहा भी है--““उसने अपनेको 
( बृ० उ० १|२। ३) इति | | तीन प्रकारसे विभक्त किया?” इत्यादि । 


च्राह्मण २ ] 


शाउरसाप्याथे 


दर 


टन न्यर्टेय+-: व्य्ट न न्कर्टेय> 2:७० घएएय ७, च्कर्ट न क्घ>- च्यरा 3-2४. न: 723७. वन्य >:20 ७ 20०. ब्यरन:फ 


सा पुनरपि क्रियानिवृच्युत्तरकाल- 
भेकेव देवता भवति मृत्युरेव 
फलरूपः । 

ये पुनरेवमेनमच्वमर्ध मृत्यु- 
मां देवतां वेद | अहमेच सृत्यु- 
स्म्यश्वमथ एका देवता मद्रपा 
अश्वाप्निसाधनसाध्येति. सोष्प- 
जयति पुनमसृत्यूं पुन्मग्णं सक्- 
न्मृत्वा पुनर्मरणाय ने जायत 
इन्यर्थ/ । अपजितोऊपि सृत्युरेन॑ 
पुनराप्तुयादित्याणडूबाह--ने न॑ 
मृत्युगमोति। कस्मात्‌? मृत्युग्स्य 
एवंविंद आत्मा भवति। किश्ष 
मृत्यरव॒ फलरूपः 
देवतानामकों भवति । तस्थतन 


फल ॥ ७॥ 


सन्नतासां । 


' च॒इ फिर भी अर्थात्‌ क्रियानिषत्तिके 


ः | (५ 
उत्तरकाल्म भी एक ही ठेवता अथांत्‌ 
फ्ललरप मृत्यु ही हो जाता है| 

जी इस प्रकार इस अश्वमेषकों 
मृस्युसूप एक देखता जानता हैं; 


अर्थात्‌ ५ ही अश्वभेषरूप मृत्यु 





हु--+ अग्नि और अंश्वरूप साथनसे 
प्िद्द होनेबाली एक देवता मेरा ही 
झूप ऐ--ऐसी जो उपासना करता 


हैं वह पुनर्मृत्लुको जीत लेता है । 
तातय यह है कि एक बार मरकर 
वह पुन. मग्नेके लिये उत्पन् 
नहीं हं।ता | इस प्रकार परास्त हो 
जानेपर भी मृत्यु इसे पुन. प्राप्त 
कर लेगा-- एसी आशगद्ा करक 
से मृत्यु पुन 
प्राप्त नहीं कर सकता। क्यो * 
क्योकि इस प्रकार जाननेवालेका 
मृत्यु आत्मा हो जाता है। 
बल्कि मृत्यु ही फलछरूप होकर 
इन देबताओमेसे कोई एक हो जाता 
है। उस डउपासककी यही फल 





| ग्राप्त होता है ॥| ७॥ 


3-ज-3न- 0 बल्मतत-+ 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्ये प्रयमाध्याये 
द्वितीयमम्रिव्राह्मणम्‌ ॥ २ ।। 


किम ०.3  औ का---“- 


छ्तीक ब्राह्मण 

दया हेत्याद्यस्य क। सम्बन्धः ९ दूया ह! इत्यादि वाक्यसे 
आरम्भ होनेवाले इस त्राह्मणका 
प्रकरण- कर्मणां ज्ञानसहिता- पूर्वत्रह्मणसे क्या सम्बन्ध है “-- 
सम्बन्ध नां परा गतिरुक्ता | यहोतक अश्वमेवक्ी गति ( फल ) 
वतानेंके द्वारा ज्ञानसहित कर्मोकी 
सृत्य्वात्ममावो<्श्रमेधगत्युकत्या || मृत्युखरूपताकी प्राप्तिकूप परागति 
सिर बतछायी गयी है। अब आगे 
अथेदानीं मृत्य्वात्ममावसाधन- , मृत्युखरूपताके साथनभूत कर्म 
और ज्ञानका जिससे उदय होता 
है उसका प्रकाशन करनेके लिये 
उद्गीध ब्राह्मणका आरम्भ किया जाता 

है । 


ननु मृत्य्वात्ममावः पूर्वच्न | शज्ला-पहले तो ज्ञान और 
कर्मका फल मृत्युखरूपताकी ग्रापि 
बतलाया गया है, किन्तु उद्दीथज्ञान 
और कमेका फल मृत्युखरूपताका 
अतिक्रमण बतलाया जायगा। अत' 
इसके फलका विपय भिन्न होनेसे 
यह पूर्वोक्त कर्म और ज्ञानके उद्गम- 
स्थानको प्रकाशित करनेके लिये 
नहीं हो सकता | 

समाघान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्योंकि उद्बीथका फल अप्मि एवं 
आदिन्यखरूपताकी प्राप्ति है | पहले 


भूतयोः क्मज्ञानयोयत उद्भवः त- | 


त्प्रकाशनाथमुद्वीथब्राह्मणमारस्यते । 


ज्ञानकरमणोः फल्मुक्तम्‌ | उद्धीथ- 





ज्ञानकर्मणोस्तु मृत्य्वात्ममावाति- 
क्रमणं फल वक्ष्यति | अतो मिन्न- 
विषयत्वात्फलस्थ न पूर्वकर्मज्ञानो- 
ड्भवग्रकाशनाथमिति चेत्‌ | 

नायं॑ दोष: अग्न्यादित्या- 


22 ब>_--कक+०>»«+>न-«» «न को बल न मे ८... ०-2८: कलन>+-+++न+ 3-५ >-०मकन पक का नल ७०% 2०+०२4+०_ 


त्मभावत्वादुद्दीथफलस्थ । पूर्व- 


ब्राह्मण 3 ] शादरभाप्यार्थ च्् 
नव पक चर %० बक य. 0०. न्य्ट - फज, न्यर्टे-. 3 नक्एे--2 ० न 223० >कर्ट ०:०० ब्क्ट, +-22०- ब्यट+20- ब्या< --न.. व्या(+- 2७७ 
त्राप्येतदेव फलपमुक्तम्‌ एतासां (थी पनमेंसे बोई एक देवता 
देवतानामेफी भवति' इति | ननु कक कीट लक 
रे तस्यया गया है। यदि कहो 

मृत्यमानिक्रान्त। रत्यादे विरू तह 'मृस्युमे अतिकान्त हो जाता 
४" हत्तना कथन ते पहलेकी अपेक्षा 
उदय ए एो-+तों यह बात भी 
च्वादनिक्रमणस्यख । नहीं है, क्योंकि श्स अतिक्रमणका 
पिक्स खाभाविक् पापका सग होना है। 


न. खाभाविकपाप्मासायिपय- 


कोसी स्वाभाविक: पाप्मा- दे खाभाविक पापका सगरूप 
प्रयु क्या 0? कहोसे उसकी 
सड्डा मृत्यु; ? कुनो वा तस्याक्रबः ! उपपत्ति होती हैं? किसके द्वारा 
हि कक उसका अनिक्रमण हो सकता है ! 
>> िक न सब बातेंकों प्रकाशित करनेके 

वा ? इस्येतस्थार्थस्स प्रकाशनाया- जज वाह 
, लिये यह आख्याथिका आरम्भ की 

ख्यायिकास्स्थते । कथमू-- जाती है | सो किस प्रकार-- 

देपए और असुरोर्फ़ी स्पर्धा, देवताओंका 
उद्गी ब-सस्बन्धी विचार 

द्रया ह प्राजापत्या देवाश्रासराश्च | ततः कानी- 

| 
यसा एवं देवा ज्यायसा असुरास्त एपु लोकेष्वस्पघेन्त 


ते ह देवा ऊच्ुहेन्तासुरान्यज्ञ उद्बीथेनात्ययामेति ॥ १ ॥ 

प्रजापतिक दो प्रकारके पत्र थे--देव और असुर | उनमे देव 
थोड़े ही थे और असुर अविक थे | इन छोकोमें वे परस्पर स्पर्धा (डाह) 
करने छगे | उनमेंसे देवताओंने कहा, 'हम यज्ञमें उद्दीयके द्वारा अछुरोंका 
अतिक्रमण करें! ॥१॥ 


व06 50 ०... ७ 


ददे बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बट न, कक व22, नव न लटफ- न कट पका: या: ्याई < 22% बयई>०22७७ नह>-.30- नया: 
हया द्िम्रकाराः । हेति पूर्च-| दया.-दो प्रकारके | 'ह यह 
पूर्वव्त्तान्तका द्योतक निपात है । 
वर्तमान प्रजापतिके पूर्वजन्ममें जो 
प्रजापतेः पूर्वेजन्मनि यद्‌ बूृत्त | कुछ हुआ था उसे ही श्रुति ह' 
शब्दसे द्योतित करती है। 
ध्राजापत्या::---जिस जन्ममें पूर्वद्धत्त 
पत्याः अजापतेब्ेचजन्मावस्थ- | घटित हुआ था उसमे होनेवाले 
प्रजापतिके पुत्र प्राजापत्य कहे गये 
हैं।वे कौन थे? देवता और 
देवाश्वासुराश् । तस्वैव्‌ प्रजापते। | असुर, अर्थात्‌ उसी प्रजापतिके 
वागादि प्राण [ इन्द्र-विरोचनादि 
नहीं ]। 
कर्थ॑ पुनस्तेषां देवासुरत्वम्म १ | किन्तु उनका देवासुरत्व केसे 
-. | माना जाता है * सो बतलाया जाता 
व न है | शाख्र-जनित कर्म और ज्ञानसे 
देवाइरत्व- तज्ञानकमंभाविता | भावित जो प्राण हैं वे चोतनशील 
नि्वंचनन झोतनाहेवा भवन्ति। | ( प्रकाशमय ) होनेके कारण देव 
त एवं खामाविकमग्रत्यक्षानुसान- | है तथा वे ( ग्राण ) ही स्वाभाविक 
प्रत्यक्ष एव अनुमानजनित दुष्ट 
जनितरृष्टप्रयोजनकमेज्ञानमाविता | प्रयोजनवाले ज्ञान और कमसे 
भावित होनेपर असुर हैं | अपने ही 
असुराः । खेष्वेबासुष॒ रमणात्‌ | असुओं (प्राणों ) मे रमण करनेके 
कारण अथवा यानी देखोंसे 
सुरेभ्यो चा्‌ देवेभ्योउन्यत्वात्‌ । | भिन्न न्‍ होनेके 5 की असुर 
नम कम कहलाते हैं । 


वृत्तावद्योतको निपातः । वर्तमान- 


तदवबद्योतयति हशब्देन । ग्राजा- 


स्थापत्यानि प्राजापत्याः | के ते १ 


प्राणा वागादयः | 







यस्माच् दृष्टप्रयोजनज्ञानकमे- |__ क्योकि असुरगण दृष्ट प्रयोजन- 


भाविता असुरा॥ 


शा 
गगदेओ 7] शाएग्भाष्पाध 75 
४० «2-१०. «४ ५०० ज्ू ५ ब्थ्री 5५५०० «८ ०६. बूथ + 3० ०्(+ ० न्यररो + २५ ० 7-9. बर<.3... 700... 
52९ शाम न लाती हक सन दंड कप ०० |: सोपस हल 
नादवा, सरनसामादइ एवं झानीं | हागबच 7 पानोधिस 8 ॥। 
पक «५. हा _इनाएव गाते] गावम 
यगा « राधामि पडि। । झनीयां-  . फल 
«- ॥ हि ३३ ६७४ व राूग7ा। 
जे कक फेक शा ज्यॉप 2६20 ५ आए मे नौव 
शाही एस या | उपाोसगसा हे ४ ; गे पानोयज) 
र आफ के हा ८ काका जय का प्याा 
ग्गज्यायाम्योसगः | रागा- | - ...... :-_ :- 
 » ४. हसनएचि नजंपाद ता, 
न] के हर #.... 25० रे ४.४ 
दि दभगादघा।नमर सगू है॥ | एस 5 *४ध।ता ॥7₹, 


प्रायानां 


पानपरनणएप्रये 


वाजिनसबान | 


से एप फनी डेचानां 
शारास्निनप्रएच रपन्दान । उत्य- 


न्तयतमा या हि सा । 


ने प्रजापति- 


देयाभास्ग 


गरीरखा एप लछोकेप निर्मिच- 


भतेषु स्थानायिकेनर्कमेशानसा- 
भ्येष्‌ अस्पर्धन्त स्पर्धा कतवन्तः । 
देसानां चासगणां चे वच्यडवा- 


मतया स्पधा | कदालिस्छास- 


जनितकमतानभावनारझपा वृत्तिः 


ग् बा जि 
कक तक कक रे ् ब् जा 
६ ४७०।+ ५ + !, 7॥३ 
कक श्र 
पड पर औ 0277 
४ 6 0047 यार“; 5[. (। 
है नि 222 रा न 
255४2 205. ६ हक. 27 कि, 
*» | + 9५. 5 री | 


पूंजी सब नित्वनत 


कै "दर +।)।, + | 7० 
४5 3767! ६5735 7३॥। 767 

ब न हर हु 
पडा ह3ु3त57।] *। - ते ।, 
क्य कि ईह ८ ये सद वरनेंपर 


ग्मेपा 
साभावत एस 
“स्थानों ( शापणनित ) कर्म 
हर इनसे सा ये टोकक निषित्त 
खत ( थार) करने छगे । दब्नी 
थोर आसरी चृत्तियोका उठना और 
बना हो देवता और असुरंकी स्पा 
हए | कभी तो प्राणकी जाराजनित 


बडे पे ७०००५ 
किक, जग्गा 


$ 34 हर आंखुर 


बर्मशानभावनारूपा चृत्ति उठती है, 


प्राणानाम हवति | यदा चोठयबति और जिस समय वह उठती है उस 


६८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
बरस बा >:2%, बट: कक नई 2 नया >:22% न्योद “24७ व्याई 2:0० नाई (3:22, बाई >:2:2७- नाई <> 22 “का. 
त॒दा दृश्म्योजना प्रत्यक्षानुमान- | समय उन्हीं प्राणोंकी दृष् प्रयोजनवाली 

लिप माना गैपाम प्रत्यक्ष एवं अनुमानजनित कर्मज्ञान- 
जानतकमजञनमाः पे | भावनारूपा आछुरी बत्ति दव जाती है । 
यही देवताओंका जय और असुरों- 
का पराजय है | तथा कभी इसके 
स॒ देवानां जयोअ्सुराणां पराजयः | | विपरीत देवताओकी बृत्ति दब जाती 
है और आएऊुरी दृत्तिका उत्पान 
होता है। वह अछुरोका व्रिजय 
रमिभूयत आसुयो उद्भधवः | सो- | और देवोंका पराजय है। इस 
। प्रकार देवताओंका विजय होनेपर 
| धर्मकी अधिकता होनेके कारण 
एवं देवानां जये धर्म भूयरत्वा- [ अजापतिपदकी प्राप्तिपर्यन्त उत्कष 

ह ...._| (ऊर्घ्वगमन ) होता है तथा अछुरोंका 
दुत्कष आ ग्रजापतित्वप्राप्तेः । | विजय होनेपर अधर्मकी अधिकता 
असुरजयेउ्धमंभूयर्त्वादपकर्प आ | होनेके कारण स्थावरलप्रा्तिपर्यन्त 
स्थावस्त्वप्राप्तेः । उमयसाम्ये | +ति होती है जोर दोनोंकी 
समानता होनेपर मनुष्यत्वकी प्राति 
मनुष्यत्वप्राप्तिः । | होती है । 

त एवं कनीयस्त्वाद्सिभूय- | इस अकार असुरोंकी आपेक्षा 
स्वयं अल्पसब्यक होनेसे तथा 
असुरोकी अधिकता होनेके कारण 
उनके द्वारा दबे हुए उन देवताओंने 
| क्या किया * सो बतलछाया जाता 
असुरैरमिभूयमाना ह किलोचुरु- | है | कहते हैं, असुरोसे अमिमूत 
होते हुए उन देवताओंने कहा । 
क्या कहा *--अहो | अब इस 
ज्योतिशेम यज्ञर्मे उद्गदीयके द्वारा-- 


प्राणानां बत्तिरासुयेमिभूयते । 


कदाचित्तद्विपययेण देवानां वृत्ति- 


पब्सुराणां जयो देवानां पराजयः । 


माना असुरैदेंवा बाहुल्यादसुराणां 





कि कृतवन्त+ $ इत्युच्यते-ते देवा 


क्तवन्तः | कथम्‌ १ हन्तेदानीस्‌ 
अस्मिन्यज्ञे ज्योतिशेमे, उद्भीथेन 





हे] 


च्यर्ी 3०१ नकद 3 फल नयी >+ पकनन अं 2५ पल 2 १० 
जि का 
३५ श्ग ६ «५ फ्क+ के 


4 
<न्कत्कणक- हे % के. (क-+ अलच. 
5 ट्टज| घ्घ् 3* ३४ दपद्यार 


“पन्ययाए 


“न्ययामादमरणामः | छझए सन 


विभय गए 5 रसाद चाप शादः 


प्रादषय रा >्फम्प ७ शतक प्कत कटरा इलना ">्ण्क्का हे लव गम 
“६ ३१३६३।*९ « * “४ 7६६ इ९७॥ नया 
नाम । उपीपर्रंधायारत- 


अब कन पक भी ] 


दिमिन्यमान "“सासानि जपेत 


ना श्र भी दब डी 
गत | इतने हििदेशा निस्प्स 
भाग || 


कण 


नास्यःगबस्यागर जपादा धन! 


निर पृण परम । 


डा ने शान 


| ण्यं >>. जऊ5 

नं ! यू बदा शाते 
जता: 

दा राव पा नाते | उद्ाथुर 


प्रत्तवधि पुगसन्‍्प- 


'. शभ्रवणादह्ञीबनिवि- 


परमिति चेन, अपग्ररुस्गात | 


० णजिय पर 
झम्यागेह गनन्‍्पाप है । 
| लर्थाव्‌ उद्रीयंति 


7 
रे 


शा स्थशाप्याश 


एप? 


बकरी + १७. बी 32 न नकल 22 ब्य्ट 3. १... न्वर्ट न 3 बट 


स्व 
ड़ ३, १ 2४ 
छह उप भुठत 


है 
ड़ 
लक कक मर ः 
र ४१ 5॥ (४, खति 
0 +>क के न है 
चांद ४ दर१३7, 3र- घ ०; भी की] 
न न्‍ 5 


ला उचन /# | यदि का 
इतबओ प्रकस्गम [ या ह 
यादि ) एनऋपसम्बन्धी श्रुति 
हनेंसे पट उद्बी वनीयिपरक छ-- 
तो यह बात भी नहीं है, क्योंकि 
या उद्मोथवा प्रकरण एी नहीं 


० 
+ 5 
हि 


टयवायथ। रग्गुगानासे प्राप्ति शो उस मन्धृजपा नाम 


धर भूत अथवाद है । 


७5० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय १ 


बॉ चर 2०. कारि2 3४८2. चर ब्क्डक नई 2स्‍७ बता: ब्यईटक्‍ ब्वा <72% "५:28, ब्यर्ट: 220७. 


उद्दीथस चान्यत्र विहितत्वात्‌ । 
विद्याप्रकरणत्वाच्यासय । अस्या- 
रोहजपशथ चानित्यत्वात्‌। एवं- 
वित्मयोज्यत्वात्‌ ; विज्ञानस्थ च 
नित्यवच्छवणात्‌ । “तद्गैतछोक- 
जिदेव” (छा० उ० १। ३। 
२८ ) इति च श्रुतेड आ्राणस 
वागादीनां च शुद्धयशुद्धिवच- 


नात्‌। न हनुपायत्वे प्राणय 


शुद्धिवचन वागादीनां च सहोप- 
न्यस्तानामशु ड्विवचन प्‌ । वागा्‌दि- 
निन्दया सुख्यप्राणस्तुतिश्रामि- 


उद्गीथका विधान तो अन्यत्र ( कर्म- 
काण्डमें ) किया गया है । यह तो 
विद्या ( उपासना ) का प्रकरण है। 
इसके सिवा अभ्यारोहजप अनित्य 
द्वोता है, क्योंकि ग्राणेवेत्ताद्दरा ही 
वह अनुष्ठान करनेयोग्य है और 
प्राणविज्ञान नित्यवत्‌ सुना गया 
है |# तथा “यह प्राणविज्ञान 
छोकोंकी प्राप्ति करानेचाद्य ही है”! 
इस श्रुतिसे और ग्राण तथा वागादि- 
की शुद्धि और अशुद्धि बतलायी 
जानेसे भी यह विज्ञानका ही प्रकरण 
सिद्ध होता है | ग्राणकी उपास्यता 
बतलाना अभीष्ट न होनेपर प्राणकी 
शुद्धिका प्रतिपादन करना और 
उसीके साथ जिनका उछेख किया 
गया है उन वागादिको अशुद्ध 
कहना सम्मव नहीं है । 
इससे वागादिकी निन्‍्दाद्वारा मुख्य 
प्राणदी स्तुति अभिमत खव॑ 


# तात्परय यह है कि अभ्यारोहजपका अधिकार प्राणवैत्ताको ही होनेके कारणः 


प्राणविज्ञानसे पूर्व उसका अनुष्ठान नहीं हो सकता, इसलिये वह अनित्य है। किन्तु 
प्राणविज्ञान उसकी अपेक्षा नित्य है। वर्योकि 'य एवं विद्वान पौर्णमार्सी यजते! 
इस नित्य पौर्णमासयागके समान “य एव बेद” ( जो इस प्रकार जानता है )-इस 
प्रकार नित्यव॒त्‌ विज्ञान (उपासना) का श्रवण होता है । यहाँ प्रयाज आादि पोर्णमासीके 
प्रयोजक नहीं है; अपि तु पौर्णमासी ही प्रयाज आदिकी प्रयोजिका है; उसी प्रकार 
प्राणविद्मयोज्य जप प्राणविज्ञानका प्रयोजक नहीं है, बल्कि प्राणविशान ही जपका 
प्रयोजक है । अतः वह जपसे पूर्वसिद्ध है । 


दे 


के 
न्‍्क+5 3 >> 
का 


जो है] ्ी हम 
| बैवलि#* ब्म्कक ऋका +०ख, के कर रू | कक 
व डपर्यद | गिनया है शान्या 
बे पक के 30 के जलकर: कि कील एज “» कफ पल || 
5, | 4] «२० ][+ (१, 474९४ 7३ 


हा हि] 
पायभभ दा 5 ॥ह., सापण। 
क-ृ-॥ भाा+ “पक हक 
गा रचा दा | 


५: न पक पर 
* ३7१ ९ |] ९ | ६5९०१ ०६ * 
बा ह। बता 
ब्ब्प। क्क्क, वअलफतकत “न जन कक ७ “शक का ५+०-७००कछ- ० % |। 
»' 7६ 44-०) # *॥3 ० ९१ 5; 4"१५६ 
द्प् ४४४ 5:+६:८०- ह5 ;४-5 
५ १६४७ “।” ३६८६६ *६ * (१३० 
का क्र न + 
सज्ञकण-क कक >> लक डर 2 २०५०००५००:2)५ ] 
४4१५१ 4 $ ३६" (।९६ ९": 
2 
हज बा हु ी > 
हे «5०६ ४७७०७८५ ८४७ * ३८६ («६ 
नेः वरादापशा 4 


शक टिकिचसक 


डयब्शाजयपपता।कफ्त 


मा + हि ० >> 


तपविप्रानमयव प्रानपपनत आक से 


किए गन 


78 प्रामान्य 


पिपसीनाथप्रतिपच्या । सक्केशपि 


हि ओ 


आतगब्द जञानताथग्रातपना श्र 


प्र 


ग्राप्िम्पपत्ना ने विपयये | न 


पग्शाप्याप 


श्र 


प्‌ 


न 
् हे न + ३ म्पु के 
हमे इन न् खाट हम रा 
न का 
कक] हर का कान्म है के 
4 $ 420 | हि 05) ७३ 
5 
छः हो 
अब ड ४ 5. 
# 9. जो अ हैं: ६ कर. | २, ३ 4 | 
हु] 
कि ४7५, हा , + 7 आह हक 5 पर 
के 5 न्‍ < हे ही 
+ को ] ५ । ४ । 
न धर । 
न >> + का के जाओ रु का दे ये 
है घ 5 १ हैं के (के ।*१ 
से. का जज 4 ४५.२० दि 
* लग 
न 
५ । पक ५; 2. के बा कई 4 रे 7 
श रु 
#क कर न चर + रु ०5७: 
न्‍ ढ; ५ १. ॥$ 2१ » 
» हे हे 
दे का ््ज्ज के + 
*» ३ 2: १ *२ हा, « / १५ ८। 
] ४ के 
ख्क न्‍्ज > ४» + कक 
हर 0 00 0 आम आम 
4०7 हू 
थे ह्् तक: .] ्क बन 
न्‍ ल्‍ ५ की न १4 कर [५ पी ३! 
ड दर मर 
दे ०. .मह २ ९ >> हू 
हे | ह रू] ०८ ३ || 
ख्दधे | माया दाआ 
& ० की जे 
2# रा! के ्ः है. के ध्यो ऊ 
प्र "6 | ६४ -)। 4५६ - सर 
ब््क के र्फ कर 43 लि न का क 
्। 4३ २१६ $ 7 *|  $(१९*०१३१ |8।8 
बन «०» मय 
ध रद हा के 
6, , | जि « ह“गणादाएं। 
शा 
3.50. ५ 5 बज «»ए ऑल नकल 
हु की | | च ॥ हक जवां 
कज ० “5 के. बज हे, प्राप्त 
छ्््र ४ 7 [| -.९॥॥/० 
* ला. ्ः 
हल बह हे न ही अाक अशक के 
सर धर हआर्तिए्स बचना ए । 
ट 7. तर छ्सा नहीं 
डर के. पल 
रात - 4ग "नस एड € 


ध्रुतिक 
त्ानसे 
४ पर प्राम सम्भव ए, 


दिपरीन अय्स्याम नहीं । स्सक सिवा 


॥प्रशार यहां भा 


अवफ 


| 


था से निका वाल 


हाना 


र्‌ 


बुद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


अपि3 ०... *्यई ०2% नाई 22-22, प्याइ 3:22 न्याई>:2;% नक>:22४, व्याई >-2% यई (>:2स्‍%, न्य>:2%- चई-:24% नई ये: 
चोपासनार्थ श्रुतशब्दो त्थविज्ञान- । उपासनाका प्रतिपादन करनेवाली 


विषयस्य अयथार्थत्वे प्रमाणमस्ति | 
न च तद्विज्ञानस्यापवादः श्रूयते ! 
. ततः श्रेयआप्तिदर्शनाथथार्थतां 
प्रतिपद्यामहे; विपयंये चानर्थ- 
प्राप्तिदशनात्‌ । यो हि विप्यये- 
णार्थ गतिपद्यते लोके, पुरुष॑ 
स्थाणुरित्यमित्र॑ मित्रमिति वा, 
सोज्नर्थ आप्नुवन्दश्यते । आत्मे- 
श्वरदेवतादीनामपि. अयधार्था- 
नामेव चेद्‌ ग्रहणं श्रुतितः, अनर्थ- 
ग्राप्त्यर्थ शाख्रमिति ध्रुवं आप्जु- 
याक्कोकददेव, न चेतदिष्टम: 
तस्माद्थाभूतानेव. आत्मेश्वर- 


देवतादीन्‌ ग्राहयत्युपासनाथथ 
शास्रम्‌ | 
नामादो ब्रह्मदृश्टिदशनादयुक्त- 


मिति चेत्स्फुट नामादेखज्ञत्वम्‌, 


| श्रुतिके शब्दसे होनेवाले विज्ञानके 


विषयके मिथ्या होनेमें कोई प्रमाण 
भी नहीं है | श्रुति उस विज्ञानका 
कहीं अपवाद भी नहीं करती | 
अत' उससे श्रेय:प्राप्ति दिखायी 
देनेसे हम उसकी यथार्थता मानते ही 
हैं, क्योंकि इससे विपरीत माननेमे 
अनर्थकी प्राप्ति देखी जाती है। 
लछोकमे जो पुरुष वस्तुको विपरीत- 
भावसे ग्रहण करता है, जैसे पुरुप- 
को स्थाणु अथवा शत्रुको मित्र 
समझता है, वह अनथंको प्राप्त 
होता देखा जाता है | यदि श्रुतिसे 
आत्मा, ईश्वर और - देवतादिका भी 
अयधार्थरूपसे ही ग्रहण होता तब तो 
लोककी तरह शास्त्र भी अनर्थप्राप्तिके 
ही लिये है--ऐसी आपत्ति अवश्य 
हो सकती थी | परन्तु यह इष्ट नहीं 
है; अत. शासत्र उपासनाके लिये 
यथार्थ आत्मा, ईश्वर और देवतादिको 
ही ग्रहण कराता है। 


शका-नामादिमें ब्रह्मदृष्टि देखी 
जानेके कारण तुम्हारा कथन ठीक 
नहीं है | नामादिका अतन्नह्मत्व स्पष्ट 


ब्राह्मण ३े ] 


शाइरभाप्यार्थ 


ज्रे 


अप बा:20७- व: १७. व्याए 30७ न्कर्र -- 0० व्य+ :८० न्य:29७- कर (०८2: व्यर:7५७- ब्क2--:/७- न्कर:>:2%. न्याई(>:2॥- 


तत्र ब्रह्मर्ष्टि खराण्वादाविव पुरुष- 
दृष्टि विपरीतां ग्राहयच्छाह्ष 
च्ब्यते | तस्माद्रथार्थमेव शाखतः 
प्रतिपत्तेः श्रेय इत्ययुक्तमिति 
चेत्‌ ! 

न, प्रतिमावद्धेदग्रतिपत्ते! । ना 
सादाचत्रह्मणि ब्रक्मर्या्टट विपरीतां 
ग्राहयति शाद्ब॒॑खाण्वादाविव 
पुरुषदष्टिम्‌, इति नेतत्साध्ववोचः | 
कस्मात्‌  भेदेन हि ब्रह्मणो ना- 
मादिवस्तुप्रतिपन्न्स नामादो 
विधीयते ब्रह्मर्गाष्ट; प्रतिमादाविव 
विष्णुदष्ट! । आलम्बनत्वेन हि 
नामादिग्रतिपत्तिः प्रतिमादिवदेव, 
न तु नामायेव बक्मेति । यथा 
खाणावनिज्ञाते न स्थाणुरिति, 
पुरुष एवायमिति प्रतिपद्यते विप- 
रीतम्‌) न तु तथा नामादों बह्म- 
दृष्टिविपरीता । 


ब्रह्मदप्टिरिव केवला नास्ति 
ब्रह्नेति चेत्‌ । एतेन प्रतिमात्राह्म- 


णादिषु विष्ण्वादिदेवपित्रादि 
च्ष्टीनां तुल्यता । 


ही है | उनमे स्थाणु आदिमे पुरुष- 
दृष्टिके समान शास॒ विपरीत ब्रह्म- 
इश्टिका ग्रहण कराता देखा जाता 
है। अतः शाखसे यथार्थ ज्ञान 
होनेके कारण ही श्रेयकी प्रापि 
होती है --ऐसा कहना ठीक नहीं । 


समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योकि प्रतिमाके समान उनका ब्रह्म- 
से भेदज्ञान रहता है | स्थाणु 
आदिमे पुरुपदष्टिके समान गात्ष 
नामादि अब्रह्ममे विपरीत ब्रह्मदष्टिका 
ग्रहण कराता है--यह तुमने ठीक 
नहीं कहा । क्यो * क्योकि जिसे 
ब्र्मसे नामादि वस्तुका भेदरूपसे 
ज्ञान है उसीके लिये प्रतिमादिमे 
विप्णुदृष्टिके समान नामादिमे ब्रह्म- 
दइृष्टिका विधान किया जाता है। 
प्रतिमादिके समान नामादिका ज्ञान 
भी ब्रह्मके आल्म्बनरूपसे ही होता 
है, नामादि ही ब्रह्म है, ऐसा ज्ञान 
नहीं होता । जिस प्रकार स्थाणुका 
ज्ञान न होनेपर यह स्थाणु नहीं है, 
पुरुष ही है” ऐसा विपरीत ज्ञान 
होता है, नामादिमें वैसी विपरीत 
ब्रह्मदृष्टि नहीं होती । 

पूर्वपक्षी-किन्तु इससे 'केवल व्रह्म- 
दृष्टि ही होती है, वस्तुतः ब्रह्म है नहीं? 
यही बात सिद्ध होती है । प्रतिमा और 
ब्राह्मणादिमें विष्णु आदि देव और पितृ 
आदि दृष्टियाँ भी इसीके समान हैं। 


७७ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


न्यास, बा 29 बार), न ८2% न 230 नई गत >ा 22, कई <323%- न 22., “23% "८०८2: “2722७. 


न। ऋगादिषु एथिव्यादि- 


इृष्टिदशनात्‌ । विद्यमानप्रथिव्या- 
दिवस्तुद्ट्टीनामेव ऋगादिविषये 
क्षेपदशनात्‌ । तस्मात्तत्सामान्या- 


न्ामादिषु ब्रह्मादिश्टीनां विद्य- 


मानत्रह्मादिविषयत्वसिद्धिः । 
एतेन  अतिमान्राह्मणादिषु 
विष्ण्वादिदेवपित्रादिवुद्धीनां च 
सत्यवस्तुविषयत्वसिद्धिः | मुख्या- 
पेक्षत्वात्व गोणत्वस्य । पश्चास्न्या- 
दिपु चामित्वादेगोंणत्वादू 
मुख्याग्न्यादिसद्भाववन्नामादिषु 


ब्मत्वय गौणत्वान्पुरूयत्रह्मसदू- | 


भावोपपत्तिः । 
क्रियार्थेथ्वाविशेषादिद्याथोनाम। 


बुद्ध्युत्पाद कत्वे 

शानवाक्याना 

क्रियार्थ वाक्य 
सामान्यम्‌ 


मासादिक्रियेदम्फ- 
ला 


यथा च दश्शपोर्ण- 


विशि्टेति- 


पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठौक 
नहीं, क्‍योंकि ऋगादिमें प्रथिवी आदि 
दृष्टि देखी जाती है अथोत्‌ ऋगादि 
विषयों पृथिवी आदि विद्यमान 
वस्तुविषयक दृष्टियोंका ही आरोप 
देखा गया है। अत. उनसे समानता 
होनेके कारण नामादिमें जो ब्रह्मादि- 
दृष्टि हैं उनकी विद्यमान ब्रह्मादि- 
विपयता सिद्ध होती है । 

इससे प्रतिमा और ब्राह्मणाठिमें 
विष्णु आदि देवदष्टि और पित्रादि 
दृष्टियोका भी सत्यवस्तुविषयक होना 
सिद्ध होता है, क्योंकि गौणता तो 
मुख्यकी अपेक्षासे होती है। जिस 
प्रकार पद्चाप्नि आदिमें अग्निव्वकी 
गौणता होनेसे मुख्याप्नि आदिका 
सद्भाव सिद्ध होता है उसी प्रकार 
नामादिमे ब्रह्मत्वकी गौणता होनेसे 
मुख्य ब्रह्मकी सत्ता सिद्ध होती है । 

इसके सिवा ज्ञानसम्बन्धी वाक्यों- 
की कर्मपरक वार्क्योसे समानता 
होनेके कारण भी [ यही सिद्ध होता 
है ]। जिस प्रकार दर्शपीर्णमासादि 


क्रिया इस फलवाली है, [ अमुक- 
अमुक प्रकारसे ] विशिष्ट इति- 


कतेव्यताका एवंक्रमप्रयुक्ताड़ग च॒ | कर्तव्यतावाडी है और इस ग्रकारके 





हा १. करणके सहायकरूपसे अपेक्षित कार्य 'इतिकर्तंव्यताः कहलाते हैं, जैसे 
'यबेयजेत्‌” इस यव-यागमें करणभूत 'यब! का प्रोश्षण आदि कार्य 'इतिकर्तव्यता' है । 


आह्ण ३ | 


शाइुरभाष्याथ 


5५ 


बॉडी नह 22, व्क 23, बट नाईट पक 72% चर >:22- बाई 230 या 20७- चक८22%- यह:03%, व्या:3:.# 


इत्येतदलोकिक वस्तु ग्रत्यक्षाद्र- | क्रससे उसके अगोका प्रयोग होना 


विषय तथाभूत॑ च वेदवाक्यैरेव 
ज्ञाप्पते। तथा; परमात्मेश्वरंदेवता- 
दिवस्तु अस्थुलादिधमेकमशना- 
याद्यतीत॑ चेत्येवमादिविशिष्टमिति 
वेदवाक्थैरेव ज्ञाप्यते, इत्यलोकि- 
कत्वात्तयाभूतप्रेव सवितुमह तीति । 
न च क्रियार्थैवोक्यैज्ञौनवाक्यानां 
बुद्धयुत्पादकर्वे विशेषो5स्ति । 
न चानिश्चिता विपयेश्ता वा 


यरमात्मादिवस्तुविषया वुद्धिरु- 
त्पच्चते । 
अनुष्ठेयाभावादयुक्तमिति चेत्‌ 


शानवावयानां क्रियार्थेवाक्थिस्तरय॑शा 
फ्रियार्थ वाक्‍्ये- 
रसमानल-.. सावनानुष्टेया ज्ञा- 
शपनस्‌ 


प्यतेज्लोकिक्यपि । 


न तथा प्रमात्मेश्वरादिविज्ञाने- ईघरादि-विज्ञानमे 





चाहिये--ये सब अलौकिक बातें, 
जो प्रत्यक्षादि प्रमाणकी विषय नहीं 
है किन्तु यथार्थ है, वेदवाक्योसे ही 
जनायी जाती हैं, उसी प्रकार 
परमात्मा, इश्वर एवं देवतादि पदार्थ 
स्थूलत्वादि धर्मसि रहित एवं छ्लुधादि- 
से अतीत हैं तथा इस प्रकारके 
गुणोंसे विशिष्ट हैं---ये बाते बेद- 
वाक्योंसे ही जानी जा सकती हैं । 
अतः अलौकिक होनेके कारण वे सत्य 
ही होनी चाहिये। इसके सिवा क्रियार्थ- 
वाक्‍्योंसे ज्ञानसम्बन्धी वाक्योंका 
बुद्धि उत्पन्न करनेमे कोई भेद भी नहीं 
है । उनसे परमात्मादि वस्तुविषयक 
अनिश्चित या विपरीत बुद्धि उत्पन्न 
नहीं होती । 

पूर्व ०-ज्ञानपरक वाक्योंद्वारा कोई 
अनुष्ठेयकर्म नहीं होता, इसलिये 
उन्हे क्रियार्थवाक्योंके समान कहना 
अनुचित है । क्रियार्थवाक्योसे 


अलौकिकी होनेपर भी [ फल, साधन 
तथा. इतिकरत॑ब्यतारूपसे | तीन 


अंशोवाली भावना अनुष्ठेयरूपसे 
बतलायी जाती है । परमात्मा एवं 
व्सा. कोई 








१. उन तीन अशोका खरूप यह ऐ--(१) क्या भावना करे ! 
( २ ) किसके द्वारा भावना करें।( ३६) फिस प्रकार भावना करे ? 


जद चृहदारण्यको पनिषद्‌ अध्याय र 
नई फिट ईपलिए पैक, नई 29० को 22% नया: नाई ८3:23 व्यई->८2७ "या 2:23, ब्यई 27% नई <>:2:%- बाई ८०-2७ नया. 


ज्लुप्रेय॑ किश्विदस्ति | अत | भनुष्ठेय कर्म नहीं होता । अत. 
विज्ञानवाक्योंकी जो क्रियार्थवाक्योंसे 
सधर्मता बतलछायी गयी है वह ठीक 
चेतू ६ नहीं है । 


क्रियाथें: साधम्थमित्ययुक्तमिति 


न/ज्ञानस्य तथाभूतार्थविषयत्वात्‌ |. पिदान्‍्ती-ऐसा कहना ढौक 
, | नहीं, क्योंकि ज्ञान यथार्थ वस्तु- 

तस्थ परिद्ार गे बनुष्ठेयय न विषयक होता है। वयंश ( तीन 
भाषनाख्यस्यानुप्टेय- | अशवाली ) भावनाप्तज्क अलुष्ठेय 


कर्मकी, अनुष्ठेय होनेके कारण, 
यथार्थता नहीं है, तो फिर किस 
कारणसे है * श्रुतिप्रमाणद्वारा ज्ञात 
होनेके कारण । इसी प्रकार 
परमात्मविषयक बुद्धिकी यथार्थता 
भी अनुष्ठेयवस्तुविषयक होनेसे नहीं 
है, तो फिर किस कारणसे है * 
वेदवाक्य जनित होनेसे ही उसकी 
यथार्थता है । वेदवाक्यद्वारा ज्ञत 
वस्तुके यथार्थ सिद्ध होनेपर यदि 
वह अनुष्ठेयत्वविशिष्ट होती है तो 
पुरुष उसका अनुष्ठान करता है और 
यदि भनुष्ठेयत्वविशिष्ट नहीं होती 
तो उसका अनुष्ठान नहीं करता | 


पूर्व ०-किन्तु अनुष्ठेयत्व न होने- 
पर तो वह वाक्यग्रमाणका विषय ही 
नहीं हो सकता । अनुष्ठेय न होनेपर 
पदोंका संहत होना ही सम्भव नहीं है। 
अनुष्ठेयत्व होनेपर ही उसे प्रकाशित 


त्वात्तथात्वम्‌, कि तहं ? प्रमाण- 


समधिगतत्वात्‌ । न ॒च तहिष- 


िि+++त+++-++ता__हत्ा्-ञ-...-०तन्ततनवतैहै#॥0.-हक्‍तहक्‍ 


याया बुद्रेरलुप्टेयविषयत्वा- 
त्ार्थत्वम्‌, कि तहिं ? वेदवाक्य- 
जनितत्वादेव । वेदवाक्याधि- 
गतस्य वस्तुनरूथात्वे सत्यनुप्ठेय- 
त्वविशिष्ट चेदनुतिष्ठति । नो 
चेदनुष्ठेयत्वविशिष्ट नानुतिष्ठति | 

अननुष्ठेयत्वे वाक्यग्रमाणत्वा- 
अनुष्ठेयत्वा- नुपपत्तिरिति चेत्‌ । 


ज्शानवाक्या- नुऐठेये 
नामानदवया- ब्यनुष्ठेयेब्सति 

शइनसय्‌ पदानां संहतिरुप- 
पद्यते | अनुष्ठेयत्वे तु सति ताद- 


>ि-कससससस-+++5 +++४5*+5++++त+-तत+>अेतततत_..3.क्‍.........3.3..___हत३_न३२३ु___ललतनननल. 


ब्राह्मण ३ ] 


शाडूरभाष्याथ 


939 


(३-20... नर्टटिट3० न 22७ नि 23७, यई नेट बॉ 3७० पका 23 चाई->220० च्का 272: च्यर्ट->:220० चर 3:%- 


श्येन पदानि संहन्यन्ते | तत्रानु- 
प्लेयनिष्ठ॑ वाक्य प्रमाणं भवति 
इद्मनेनेव कर्तव्यमिति। न त्विद्‌- 
मनेनेपरित्येव॑ प्रकाराणां पद- 
शतानामपि वाक्यत्वमस्ति 'कुर्यो- 
स्क्रयेत कतेव्यं भवेत्यादिति 
पश्चमम! इत्पेबमादीनामन्यतसे- 
5सति। अतः परमात्मेश्वरादीनाम- 
चाक्यग्रमाणत्वम््‌ , पदार्थत्वे च 
अमाणान्तरविषयत्वम्‌ । अतोज्स- 
देतदिति चेत्‌ 

न अस्त भेरुपेण चतुश्योपेत/ 


इत्येवमाचननुष्ठेये- 
5प्वाक्यदशनात्‌ । 


न च भेरुबर्णचतुश्योपेत/' 
इत्येबमादिवाक्यश्रवणे भेवादाव- 
जुप्ठेयत्ववुद्धिरुत्पयते | तथा अस्ति- 
पद्सहितानां परमात्मेश्वरादिग्रति- 


त्तस्य परिहार: 


करनेके लिये पदोंका मेल होता है। 
(से यह इस प्रकार करना चाहिये! 
इस प्रकार अनुष्ठेयपरक वाक्य ही 
प्रमाण होता है । 'कुयौत्‌, क्रियेत, 
कतंब्यम्‌ , भवेत्‌, स्थात्‌ः ये पाँच 
विधि-बोधक क्रियापद हैं।” ऐसे 
क्रियापदोंमेंसे किसीके भी न होने- 
पर तो इसे यह इस प्रकार! ऐसे 
पैकड़ों पदोके मिलनेपर भी उनमें 
वाक्यत्व नहीं आ सकता । 
अतः परमात्मा एवं ईश्वरादि वाक्य- 
प्रमाणके विषय नहीं हो सकते । 
यदि वे पदाथे हैं तो किसी अन्य 
प्रमाणके त्रिषष होंगे। अतः [ वे 
शास्रप्रमाणजनित हैं ] यह मानना 
ठगैक नहीं । 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि 'मेरु चार वर्णेसि युक्त है 
इत्यादिमें अनुष्ठेय न होनेपर भी वाक्य 
देखा जाता है। 'मेरु चार वर्णोसे युक्त 
है? इत्यादि वाक्य सुननेसे मेरु आदियें 
अनुष्ठेयत्वबुद्धि भी उत्पन्न नहीं 
होती । इसी प्रकार परमात्मा और 
इश्वरका प्रतिपादन करनेवाले “अस्ति! 
पदयुक्त वाक्योंके पर्दोकी विशेष्य- 


पादकवाक्यपदानां विशेषणवि- ! विशेषणभावसे होनेवाली संहतिको 
, शेष्यभावेन संहतिः केन चार्यते । भी कौन रोक सकता है 


७८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


कर्क 2० बर2स्‍2 व्यय: 2७, नि 2 बन: नई 23 कई: या <<:22७ का: बयई:>22% ब्या3:00%.- 


मेवांदिज्ञानवत्परमात्मज्ञाने | (ते -किन्तु मेरु आदिके ज्ञानके 
समान परमात्माके ज्ञानसे तो कोई 
प्रयोजनाभावादयुक्तमिति चेत्‌ १ | प्रयोजन सिद्ध नहीं होता, इसलिये 


न, ब्रह्मविदामोति परम” (तै ० 


ऐसा मानना व्यर्थ है । 


पसिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि परमात्मज्ञनका तो 


शानवावयाना. 0 + | ५ | २) |: ब्रह्मवेत्ता परमपद प्राप्त कर लेता 

निष्प्रयोगनल- “मिदच्तेह॒दयग्रन्थि/| हे!” “उसकी हृदयम्रन्थि दूट जाती 

५! मु०3० २ । २। | है” इत्यादि फल सुना गया है तथा 

८) इति फलश्रवणात्‌/ संसार- उससे ससारके बीजभूत अविद्यादि 

दोपकी निबृत्ति भी होती देखी गयी 

बीजाविद्यादिदोषनिव्त्तिदशना- | है । परमात्माका ज्ञान किसी अन्य 

ज। अनन्यशेपत्वाच्च तज्ज्ञान- का रेप भी नहीं है, इसलिये 

शेर [ पर्णमयील्राधिकरणकी ]  जुह्॒के 

स्व, जुह्यामिव फलश्रुततेरथंवादत्वा- | विपयमें जिस प्रकार फरश्रुति अर्थ- 

नुपपत्तिः । वाद है उस प्रकार उसके अर्थवाद 
होनेकी भी सम्भावना नहीं है । 

प्रतिषिद्धानिष्टफलसम्बन्धश्५ || इसके सिवा प्रतिषिद्ध कमौनुष्ठानसे 


वेदादेव विज्ञायते । न चानुष्ठेयः 


सः।नच ग्रतिषिद्ध विषये प्रवृत्त- 


अनिष्ट फलका सम्बन्ध होना भी 
वेदसे ही जाना जाता है, और वह 
( प्रतिषिद्ध कम ) अनुष्ठेय भी नहीं 
होता, तथा जो पुरुष क्रियामें प्रकृत्त 
दे उसके लिये प्रतिषिद्ध विषयके न 


क्रिययय अकरणादन्यदनुप्ठेयमस्ति। | करनेसे ही दूसरे प्रकारका कर्म 


१ क्योंकि जिस प्रकार “जुहू? को अन्य कर्मका शेषत्व प्राप्त करानेवाला 
“यस्य॒पर्णमयी जुहूभ॑बति न स पाप इलोक श्रणोति? इत्यादि प्रमाण मिलता है वैसा 
तक्नज्ञानको “वह किसी अनुष्ठानका अग॒ है?--इस प्रकार अन्यशेषत्व प्रात करानेवाला 

कोई प्रमाण नहीं है | अतः उपर्युक्त श्रुतिको अर्थवाद नहीं कहा जा सकता । 





ब्राह्मण ३ | 


शाइरभाष्याथे 


७९, 


2. 32५... ८२२. ९2५. ९2... ६९२७... «६२२२७... ९२2 ५, ५2० "०2 


अकर्तव्यताज्ञाननिष्ठतव हि पर- 
सार्थतः प्रतिषेधविधीनां स्यात्‌। 
छ्षुधातंयग्रतिषेधज्ञानसंस्कृतस्य 
अमक्ष्येब्भोज्ये वा प्रत्युपस्थिते 
कलज्लामिशस्तान्नादों इढं भक्ष्य- 
म॒दो भोज्यस' इति वा ज्ञानमुत्प न्नम्‌. 
तहिषयया अप्रतिपेधज्ञानस्मृत्या 
बाध्यते । मुगतृष्णिकायामिव 
पेयज्ञानं तद्विषययाथात्म्यविज्ञा- 
नेन । तस्मिन्याधिते खाभाविक- 
विपरीतज्ञानेड्नथेकरी तद्भपश्षण- 
भोजनग्रवृत्तिन सवति । विपरीत- 
ज्ञाननिमित्तायाः ग्रवृत्तेनिदृत्तिरेब, 
न पुनर्यत्रः कायेस्तद भावे । तस्मात्‌ 
प्रतिषेधविधीनां वस्तुयाथात्म्य- 
ज्ञाननिछतेव, न पुरुषव्यापार- 
निष्ठतागन्धोज्प्पस्ति । 








अनुष्ठेय नहीं हो जाता; क्योंकि 
वस्तुतः ग्रतिषिद्धसम्बन्धी विधियोंका 
तात्पर्य उनकी अकरत्तैव्यताका ज्ञान 
करानेमें ही है | यदि प्रतिषेधज्ञानके 
संस्कारसे युक्त किसी क्षुधात्ते पुरुषके 
सामने अमक्ष्य और अमोज्य कल्झ 
या अभिशस्त अन्न उपस्थित हो तो 
उसे जो यह भक्ष्य है, यह भोज्य 
है! ऐसा ज्ञान उत्पन्न होगा वह 

उसकी भोजनसम्बन्धिनी ग्रतिषेधज्ञान- 
स्पृतिसे बाधित हो जायगा, जिस 

प्रकार कि मृगतृष्णाके खरूपका 
ज्ञान होनेपर उसमे पेयबुद्धि नहीं 

रहती । उस खामाबिक विपरीत 

ज्ञनके बाधित हो जानेपर उसके 

भक्षण या भोजनमें अनर्थकारिणी 
प्रवृत्ति नहीं होती, क्‍योंकि वह 

प्रवृत्ति तो विपरीतज्ञानजनित थी, 

अतः उसकी निद्तत्ति ही हो जाती 

है, उसके अमावके लिये उसे फिर 

कोई यत्न नहीं करना पडता । अतः 

प्रतिषिधविधियोंका वस्तुके यथार्थ 

स्वरूपका ज्ञान करानेमें ही तात्पर्य 

है, उनमे पुरुषकी व्यापारनिष्ठताकी 
गन्ध भी नहीं है । 


१. सांस । २. ब्रह्महत्यादि पापसे दूषित पुठपका अन्न । 


(७० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


अॉर्पड७ नए बढ 2 नि नई 2, कर >:72:% व्या(>:220.. नया: :0:, व्याए>:2क्‍0 "्याई ०: व्याई २-७ व्यई ० 


तथेहापि परमात्मादि याथात्म्य- 

ज्ञानविधीनां + शो 
् तावन्मात्रप्येवसान- 
चर श [] 
तेव यात्‌। तथा तद्विज्ञानसंस्क्ृतस्य 
तहिपरीताथज्ञाननिमित्तानां प्रवृत्ती- 
नामनथर्थित्वेव. ज्ञायमानत्वात्‌ 
यरमात्मादियाथात्म्यज्ञानस्तृत्या 
स्ामाविके तन्निमित्तविज्ञाने 
बाधिते5्मावः स्थात्‌ । 

ननु कलझ्लादिभक्षणादे्‌रन- 
थथ्थत्ववस्तुयाथात्म्यज्ञानस्मृत्या 
स्वाभाविके तद्भक्ष्यत्वादिविषय- 
विपरीतज्ञाने निवर्तिते तद्भक्षणा- 

(५ बी 
चनथग्रवृत्त्यमाववदग्रतिपेध्‌विषय- 
त्वाच्छाख्रविहितप्रवृत्ममावो न 
युक्त इति चेत्‌ | 

न, विपरीतज्ञाननिमित्तत्वान- 
थर्थत्वाभ्यां तुल्यत्वात्‌ । कलझ्ज- 
भक्षणादिय्रवृत्तेः मिथ्याज्ञाननिमि- 


त्तत्वम्‌ । अनथार्थत्वं च यथा, तथा 


इसी प्रकार यहाँ भी परमात्मादि- 
के स्वररूपका ज्ञान करानेवाली 
विधियोंका तात्पय॑ केवछ उतनेहींमें 
है। तथा उसके ज्ञानके संस्कारसे 
युक्त पुरुषकों उससे विपरीत पदार्थों 
के ज्ञानकी निमित्तभूता प्रवृत्तियोंकी 
अनथार्थकताका ज्ञान हो जानेसे 
परमात्मादिके खरूपज्ञानकी स्मृतिसे 
खाभाविक प्रवृत्तिविषयक ज्ञानके 
बाधित हो जानेसे प्रद्धत्तिका अभाव 
ही हो जाता है। 


पूर्व ०-किन्तु कल्ञ्ञमक्षणादि 
अनथोर्थक वस्तुओकि स्वरूपज्ञानकी 
स्मृतिसि उनके भक्ष्यत्वादिविषयक 
स्वमावसिद्ध विपरीत ज्ञानके 
निवृत्त हो जानेपर जैसे उनके 
भक्षणादिकी अनर्थमयी प्रब्ृत्तिका 
अमाव हो जाता है वेसे ही शात्र- 
विहित प्रवृत्तिका अभाव होना तो 
उचित नहीं है, क्‍योंकि वह 
प्रतिषेषका विषय नहीं है । 

सिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह 
सकते, क्योंकि विपरीतज्ञानके कारण 
और अनर्थके लिये होनेसे 
ये दोनों समान ही हैं| जिस 
प्रकार कलज्जञमक्षणादिकी प्रद्भत्ति 
मिध्याज्ञाकेक कारण और अनर्थकी 


ब्राह्मण रे | शाह रभाष्यार्थ <१ 
का >अक- कक पक जे चने, जनक ८23७ हो 2:2%- न्यू: ब्व: टकर, जे: नाई 2:20 चाप 


शास्रविहितप्रवृत्तीनाम॒पि । तस्मात्‌ | हेत होती है उसी प्रकार शाल्र- 
विहित प्रवृत्तियाँ सी हैं। अतः 
प्रमात्मयाथात्म्यविज्ञानवतः शास््र-| क्योंकि जिसे परमात्माके वास्तविक 
खरूपका ज्ञान हो गया है उसकी 
विहितप्रवत्तीनामपि सिथ्याज्ञान- | दृष्टिमि शाल्रविहित प्रवृत्तियों भी 


मसलन अलग मिध्याज्ञाननिमित्तकत्व और अनथी- 
त् वन उन सम दिला 


ही हैं, इसलिये परमात्मज्ञानसे उनके 
विपरीत ज्ञानकी निवृत्ति हो जानेपर 
उनका भी अभाव हो जाना उचित 
ही है। 


नलु तत्र युक्तः नित्यानां तु।  श्त०-माना, वहाँ अभाव होना 
है र उचित है किन्तु नित्य कर्मोका त्याग 
केवलुशाहनिमित्तत्वात्‌, अनथार्थ- करना तो उचित नहीं है, क्योकि वे 


तुल्यत्वात्‌ परमात्मज्ञानेन विपरीत- 


ज्ञाने निवर्तिते युक्त एवामावः। 


केवल शाखविहित हैं और किसी 
प्रकारके अनर्थके भी हेतु नहीं होते । 


सिद्धान्ती-यह बात नहीं है; 
उनका विधान भी अवियया और 
राग-देषादि दोष्युक्त पुरुषोके हो 
लिये है । जिस प्रकार दर्शपूर्णनासादि 
काम्य कर्मोका विधान खर्गकामादि 
दोषयुक्त पुरुषोके लिये किया गया 
है, उसी प्रकार सत्र प्रकारके 
अनर्थके बीजमूत अवियादि दोषवान्‌ 
सर्वानर्थथीजाविद्यादिदोषबत+ त- | तथा उनसे होनेवाली इश्प्राप्ति और 
अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छा एवं इृष्ट- 

अति दिख निद्वत्ति और अनिष्य्राप्तिके ेषरूप 

बृ० उ० १२-१२ 


त्वाभावाच्चाभावो न युक्त इति चेत॒ 


न, अविद्यारागद्रेषादिदोषव॒तो 
विहितत्वात्‌ । यथा खगकामादि- 
दोषपतो.. दशपूर्णमासादीनि 


काम्यानि कर्माणि विहितानि तथा 


<२ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


ब्कॉ22%, नई (कट, 2 बाई 3-22 नई 2, ब्टिटटफ व्याई २2% अर्ड:2:22% व्या(<2:-:%- बाई ०८%, वर्ड २८०: ब्याई २. 


दिदोषबतश्व तत्प्रेरिताविशेषग्रवृत्ते- 
रिशनिष्प्राप्तिपरिहाराथिनो नि- 
त्यानि करमाणि विधीयन्ते, न 
केवल शास्रनिमित्तान्येव । 

न चामिहोत्रदर्शपूण मासचातु- 
मास्यपशुवन्धसोमानां कमेणां खतः 
काम्यनित्यत्वविवेको5स्ति । कते- 
गतेन हि. खर्गांदिकामदोपेण 
कामारथता । तथा अविद्यादिदोष- 
वृतः खभावग्राप्तेशनिष्प्राप्ति१रि- 
हाराथिनः तदर्थान्येब नित्यानि 
इति युक्तम्‌ , त॑ प्रति विहितत्वात्‌ । 

न परमात्मयाथात्म्यविज्ञान- 
वृतश शमोपायव्यतिरेकेण किश्वि- 


त्कम विहितमुपलस्यते । कर्म- 


निमित्तदेवतादिसवसाधनविज्ञानो- 


दोषसे युक्त तथा उन गगहेपसे 
प्रेरित होकर समानरूपसे प्रदत्त 
होनेवाले एवं इष्ट-प्राप्ति और 
अनिष्टनिवृत्तिकी इच्छावाले पुरु्षोक 
लिये नित्यकमोका विवान किया 
गया है, वे केवछ शाखजनित ही 
नहीं है | 

इसके सिवा अग्निहोत्र, दर्श, 
पूर्णणास, चातुर्मास्य, पश्चुवन्ध और 
सोमादि कर्मोका स्व्रतः कोई काम्यत्व 
या नित्यत्वका विवेक नहीं होता । 
कतोकी खगौदिसम्बन्धिनी कामनाके 
दोषसे ही उनकी काम्यता सिद्ध 
होती है । इसी प्रकार जो अविद्यादि 
दोपसे युक्त है और जिसे स्वभाव्राप् 
इष्टकी प्राप्ति और अनिष्टकी 
निवृत्तिकी इच्छा है. उसीके लिये 
नित्य-कर्म हैं--ऐसा मानना उचित 
ही है, क्योंकि उसीके छिये उनका 
विधान है | 

जिसे परमात्माके वास्तत्रिक 
स्वरूपका ज्ञान है उसके ढिये तो 
शम (शान्ति ) का साधन करने- 
के सित्रा और कोई भी कर्म 
विहित नहीं देखा जाता, क्योकि 
आत्मज्ञान तो कर्मके निमित्तभूत 
देवतादि सब ग्रकारके साधनोके 


पमर्देन ह्ात्मज्ञानं विधीयते, न | विज्ञानकी निद्ृत्ति करके ही होता 


ब्राह्मण ३ | 


शाइरसाष्यार्थ 


<रे 


चोपसदितिक्रियाकारकादि विज्ञान- 
स्य कमग्रवृत्तिरुपपद्यते | विशिष्ट- 
क्रियासाधनादिज्ञानपूर्व कत्वात्कि- 
याप्रवृत्ते। | न हि. देशकालाइन- 
वच्छिन्नास्थूलाइयादिलत्रक्नप्रत्यय- 
धारिणः कर्मावसरोजस्ति । 

भोजनादिय्रवृत््यवसरवत्स्यादि- 
ति चेत ९ 

न) अविद्यादिकेवलदोषनिमि- 
त्तत्वाह्भोजनादि प्रवृ रे रावश्यकत्वा- 
नुपपत्तेः। न तु तथानियत॑ कदा- 
चित्क्रियते कदाचिन्न क्रियते चेति 
नित्य॑ कर्मोपपद्यते | केवलदोप- 
निमित्तत्वात्तु भोजनादिकर्मणो- 
उनियतत्वं स्थात्‌। दोषोड्भवामिभ- 


वयोरनियततत्वात्‌ कामानासिव 
काम्येषु | शास्तनिमित्तकालायपेक्ष- 


है और जिसके क्रिया-कारकादि 
विज्ञनकी निदृत्ति हो गयी है उसकी 
कर्ममे ग्रवृत्ति होनी सम्भव नहीं है; 
कारण, क्रियाकी प्रवृत्ति तो विशिष्ट 
क्रिया और साधनादिके विज्ञानपूर्वक 
ही होती है। जिसकी देश-कालादि- 
से अनवच्छिन्न, अस्थूल और 
अद्ययादिस्वरूप ब्रह्मप्रत्ययमे घारणा 
है उसे तो कर्मका कोई अवसर 
ही नहीं है । 

पूर्व ०-भोजनादिकी प्रबृत्तिके 
अवसरके समान उसे कर्मका भी 
अवसर हो सकता है--ऐसा कहते तो 

पिद्धान्ती-नहीं, क्योकि भोजना- 
दिमे प्रवृत्त होनेकी आवश्यकता केवल 
अविद्यादि दोषके ही कारण होती हो --- 
ऐसा मानना उचित नहीं है । इसके 
सिवा भोजनादिके समान नित्य 
कर्मका, कभी किया जाय और कभी 
न किया जाय--ऐसा अनियत होना 
भी सम्मव नहीं है । भोजनादि कर्म 
केवल क्षुधादि दोषके कारण होते 
हैं, इसलिये उनका तो अनियत 
होना सम्भव है, क्योकि काम्य 
विषयोंकी कामताके समान उन 
दोषोकी उत्पत्ति और निवृत्ति 
अनियत है, किन्तु शात्रजनित 
कालादिकी अपेक्षाबाले होनेसे नित्य 


<८छे 


चृह्दारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


ज्वपटि2, वर्टि2 ब्थरकिट बरपि-3७ बाग बिक बयान, बकई 23- लक "कई 23% “बाई पक ब्यरट:23%- 


त्वाच्च॒ नित्यानामनियतत्वानुप- 
पत्ति।। दोषनिमित्तत्वे सत्यपि यथा 
काम्यापिहोत्रस्य शाख्रविहितत्वात्‌ 
सायंग्रातःकालायपेक्षत्वमेवम्‌ । 

तद्जोजनादिप्रशती. नियम- 
वत्थादिति चेत्‌ 


कर्मोका अभनियत होना नहीं बन 
सकता । जिस प्रकार काम्य 
अम्निहोत्रकोी शाखत्रविहित होनेके 
कारण सायंकालछ, पग्रातःकालादिकी 
अपेक्षा है उसी प्रकार दोपनिमित्तक 
होनेपर भी नित्यक्रमोंकी नियमकी 
अपेक्षा है । 


पूर्व ०-बह नियम भोजनादिकी 
प्रदत्ति होनेपप भिक्षाठनादिके 
नियमके समान हो सकता है | 


न, नियमस्याक्रियात्वात्‌ क्रिया- तिद्धान्ती-ऐसा नहीं कहा जा 


याश्वाग्रयोजकत्वान्नासों ज्ञानयाप- 


वादकरः | तस्मात्‌ परमात्मयाथा- , 


त्म्यज्ञानविधेरपि तहिपरीतस्थृूल- 
हेतादिज्ञाननिवर्तकत्वात॒ सा- 
सथ्यात्सवेकर्मप्रतिषेधविध्यर्थत्व॑ 


सम्पचयते; 


सकता, क्योंकि नियम क्रियारूप नहीं 
है और क्रिया प्रयोजक नहीं होती; 
इसलिये यह (मिक्षाटनादिका नियम) 
ज्ञनका विरोधी नहीं है ।# अतः 
प्रमात्मस्वरूपके ज्ञानसे सम्बन्ध 
रखनेवाली विधि भी उससे विपरीत 
स्थूल एवं द्वैतादि ज्ञानकी निदृत्ति करने- 


| बाल्ली होनेसे अपनी सामर्ध्यसे ही सब 


प्रकारके कर्मका ग्रतिबेध करनेवाली 
हो जाती है, क्योंकि [ तत्त्वमस्यादि 


कमप्रवृत्त्यमावस्य | वाक्‍्योंमें ] कर्मकी ग्रवृत्तिका अमाव 





# तात्पर्य यह है कि भिक्षाटनादिके विषयमें जो शास््रक्री विधि है वह 


जिज्ञासुके लिये है। ज्ञानवान्‌ झास््रविधिसे प्रेरित होकर उसका अनुसरण नहों करता: 
अपि तु उसमें उसक्री प्रज्नेत्ति स्वभावत ही होतो है। इसलिये वह विधि 
शञानकी विरोधिनी नहीं है । किन्तु नित्यकर्मादिके लिये जो विधि है उसमें हेयोपादेय- 
जुद्धिवाले पुरुषकी ही प्रवृत्ति हो सकती है; इसलिये बोधवानका उपतमें प्रद्यत न होना 
स्वाभाविक ही है | 


ब्राह्मण ३ ] शाइरसभाप्यार्थ ८ण 
ब्कॉएल फ बएज- फ् ब्य्ट 2-2 व्यरे>--::७- च्या्ि+--क व्योद २८०: ये: 2, व्यापक व्याए न पक व्य न7 फ, जाए टक्कर, (८, 
तुल्यत्वाद्‌ यथा प्रतिपेधविपये | | वैसा ही है जैसा कि प्रतिषेघविषयक 
तस्मात्‌ प्रतिपेधविधिवच्ध वस्तु- | वाक्योंमे । अतः प्रतिषेषविधिके 
ग्रतिपादन॑ तत्परत्व॑च सिद्ध | समान ही शातत्रका ही वस्तुप्रतिपादन 
शास्र्य । १ ॥ और तप्परत्व भी सिद्ध होता है ॥१॥ 


लि ---->20 ची० ५--:-> 


वाक्का उद्बान और उत्तका पापविद्ध होना 
ते ह वाचमृचुरत्व॑ न उद्घायेति तथेति तेभ्यो 
बागुदगायत्‌ | यो वाचि भोगस्तं देवेम्य आगायच्रत्‌ 
कल्याणं बद॒ति तदात्मने | ते विदुरनेन वे न उद्धान्ना- 
त्येष्यन्तीति तमभिद्गुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाष्मा 
यदेवेदमप्रतिरूपं वदति स एवं स पाप्सा ॥ २॥ 


उन देवताओंने वाक्से कहा, “तुम हमारे छिये उद्गान करो ।” 
वाकूने 'वहुत अच्छा! ऐसा कहकर उनके लिये उद्गान किया । उसने 
जो वाणीमें भोग था उसे देवताओके लिये गान किया और जो शुभ भापण 
करती थी उसे अपने लिये गाया | तब असुरोने जाना कि इस उद्गाताके 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया | यह वाक्‌ जो अननुरूप ( निषिद्ध ) भाषण 
करती है वही वह पाप है, वही वह पाप है ॥२॥ 


ते देवा हैव॑ विनिश्वित्य।, | उन देवताओंने ऐसा निश्चय कर 


वा वागभिमानिनीं देवतामूडु- | दि तक अभिमानी देवसे 


सरल कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान यानी 
रुक्तपन्तः । त्व॑ नोथ्स्मम्यमुद्गा- | उद्गताका कर्म करो ।” उन्होंने 


योद्धात्र॑ कम कुरुष्व | वएदेवता- | औद्गान्रकर्मको . वाग्देवतासे ही 
निर्व॑त्त्यमोहाज कर्म दृष्टवन्तः, | सम्पन्न होने योग्य देखा और 


<दि्‌ 


वृहदारण्यकोीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


ब्रिटन वि बिक ब23७ ब्यरसि७ (20 बवर्चिट रवि बॉस क-ब६ 23. बट नकल 


तामेव च देवता जपमन्त्रासिषेयास्‌ 


/असतो मा सहृमय! ( बरु० उ० | 


१। ३ 
चोपासनाया। कर्मणथ कतेत्वन 


। २८ ) इति। अत्र 


वागादय एवं विवश्ष्यन्ते । 


कस्मात्‌ ! यस्मात्परमार्थतः तत्‌- 


कर्तकः तहिषय एवं च सर्वो 
ज्ञानकर्मसंव्यवहारः | वक्ष्यति हि 
“ध्यायतीब लेलायतीव” इत्यात्म- 
कर्तेकत्वाभाव॑ विस्तरतः पढ्ठे । 
इहापि चाध्यायान्ते उपसंहरि- 
ष्यति अव्याक्ृतादिक्रियाकारक- 


फलजातम्‌ “त्रय॑ वा इदं नाम रूप॑ 
कर्म” (१।६।१ ) इति अविद्या- 
विषयम्‌ । अव्याकृतात्तु यत्परं 


परमात्माख्य॑ विद्याविषयम््‌ 
अनामरूपकर्मात्मकम “नेति 


नेति/ (२।३।६) इति इतरप्रत्या- 
ख्यानेनोपसंहरिष्यति पृथक । यस्तु 
वागादिसमाहारोपाधिपरिकल्पितः 
-संसायौत्मा त॑ च चागादिसमाहार- 


उसी देवताको “मुझे असतसे सतके 
प्रति छे जा” इस जपमन्त्रका भी 
अभिषेय जाना । यहाँ भी उपासना 
और कर्मके कतोरूपसे वागादि ही 
विवक्षित है। क्यों ? क्योंकि ज्ञान 
और कमसम्बन्धी सारा व्यवहार 
वस्तुत' उन्हींसे होनेवाला और उन्‍्हीं- 
का विषय है | छठे अध्यायमें “मानो 
ध्यान करता है, मानो चेष्टा करता 
है?” इत्यादि श्रुति विस्तारपूर्वक 
उस ( व्यवहार ) की आत्मकर्त॒कता 
( आत्माके द्वारा किये जाने) का अभाव 
व्रतलावेगी । 


यहाँ भी अध्यायकी समािमे 
“त्र्य वा इदं नाम रूप॑ कर्म” इस 
वाक्यद्वारा अव्याकृतादि क्रिया, 
कारक और फल्समूह अवियाके ही 
विषय हैं--इस प्रकार श्रुति 
उपसंहार करेगी | तथा अव्याकतसे 
आगे जो नाम, रूप और कर्मसे रहित 
परमात्मसंज्षक विद्याका विषय है 
उसका “ननेति नेति” इस वाक्यद्वारा 
परमात्मेतर वस्तुका बाघ करके 
अलग ही उपसंहार करेगी । और 
जो वागादिसंघातरूप . उपाधिसे 


कल्पित संसारी आत्मा है उसे 


च्राह्मण ३ | शाइरसाष्या्थ ८७ 
न्कोरस 2: कार्ट बा: नए 220 बन: नए, नकारना: 2: नह >2 ऋ, न ८2 आज न्ला: 20७. 
पश्षपातिनसेव दरशयिष्यति | “इन मूतोसे उत्पन्न होकर वह इन्हींके 
सो ; नाशके साथ नष्ट हो जाता है” 
स्या भूर्तेस्यः समुत्थाय ! इस वाक्यद्वारा वागादि संघातका 


अतः वागादिको ही ज्ञान और 

इति । तस्मायुक्ता वागादीनामेत्र | कर्मका कर्वृत्व है तथा उन्हे ही 

कक ! उनके फलकी प्राप्ति होती है-- 
ज्ञानकमकतृ त्- | ! एसी विवक्षा उचित ही है ॥ 

तथेति तथास्त्विति देवेरुक्ता . देवताओद्वारा इस प्रकार कहे 

वाक्तेभ्योज्थिस्यो््थाय उदगाय- ' जानेपर वाकूने तथा'--तथास्तु 


| > ' (ऐसा ही उन ग्रार्धी 
दुह्दान॑ कृतवती। कः पुनरसो ऐसा हों हो) यह कहकर उन प्रार्थ 


>प्वाथो न्‍ देवताओोके लिये उद्गान किया। किन्तु 
पे ्वीजयाय उज्लानक्मणा बचा उद्गानकर्मके छारा वाणीसे 


नि्वर्तितः कार्यविशेषः १ | देवताओंके लिये कौन-सा कार्यविशेष 
इत्युच्यते--यो वाचि निमित्त- | निप्पन्न हुआ * सोवतलते हैं। वाणीके 
भूतायां वागादिससुदायस्थ य | तिमित्तमूत होनेपर उसके भाषणादि 
उपकारो निष्पयते बदनादिव्या-| +परह्ारा कै कम ज | 
> -. . | उपकार होता है वही उनका 
निक की 0 आती विशेष है। ह उन सबको वाणीके 
हासो वाम्बदनामिनिदेततों भोगः | भापणसे होनेवाल्ल यह भोगरूप 
फलम्‌ | फल ही प्राप्त होता है । 
त॑ भोग सा त्रिपु पवमानेपु | उस भोगको तीन पवमानोमें 
8 _. । करके उसने शेप नो स्तोन्नोंमें जो 
5008 0 0 2 कक ऋत्विकसम्बन्धी वाचनिक फल था 
वाचनिकमात्विज्यं फल यत्क- अर्थोत वह जो कल्याण यानी 
के जे यह जाट गा जगण सा 
१. “अथात्मनेडन्नायमागायेत्‌??--इसके पश्चात्‌ अपन लिये भक््यरूप अन्नक्ा 
आगान करे--इस वचनद्वारा श्रुत जो ऋत्विजोंका फल था | 





८८ वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
न्यास 2 रस फ, ज्क 2८, नए 22७ ब्करपिि 3 यरसड2 ५ नि 2० ना? ७० कपल 3 कल बट: का 
मभिनिर्व॑तंयति तदू आत्मने मह्य- | थी उसे अपने लिये अर्थात्‌ यह 
मेरे लिये ही हो--इस प्रकार 
| गान किया ।* वर्णोका जो ठीक- 
ठीक उच्चारण है यही वाग्देव्रताका 
असाघारण कम है | अत “यत्कन्याणं 
अतस्तदेव॒विशेष्यते यत्कल्याणं | वदति' इस वाक्यद्वारा उसीको 

बदतीति « & | विशेष्यरूपसे वतलाया गया है। तथा 
वदतीति । यत्तु बदनकार्य सब" | सप्रस्त सघातका उपकारक जो 


भाषणकार्य है वह यजमानसम्बन्धी 
ही है। 

तत्र कल्याणवदनात्मसम्बन्धा-| तत्र, कल्याणवदनका मेरेसे 
सद्भावसर॑ देवताया रन्ध्र प्रति- | सम्बन्धहै---इस प्रकारंके अमितिवेश- 


लम्य ते विहुससुरा। कथमू वाग्देवताका छिद्र 
देखकर उन असुरोने जाना, क्‍या 


अनेनोद्वात्रा नोड्स्मान्खाभाविक॑ लग इस वरना ये ही 
ज्ञानं कम चामिभूयातीत्य शात्र- अथोत्‌ स्वाभाविक ज्ञान और कमको 
जनितकर्मज्ञानरुपेण ज्योतिषोदह्ञा- | दवाकर उद्गातारूप. शाद्षजनित 
त्रात्मना अत्येष्यन्त्यतिगमिष्य- | करम-शञानरूप ज्योतिसि हमारा 


न्ति । इल्येद॑ विज्ञाय तमुद्ातार- | नि उलछइन करेगे । इस 
प्रकार जानकर उस उद्घाताके पास 


भमिडुत्यासिगम्य स्वेन आसजझ्ञ- जाकर उन्होंने अपने अभिनिवेशरूप 
लक्षणेन पाप्मनाविध्यंस्ताडित- | पापसे उसे विद्ध--ताडित अर्थात्‌ 
वन्तः संयोजितवन्त इत्यथः |. | संयुक्त कर दिया | 


सेव । तड्धयसाधारणं वाग्देबतायाः 


कर्म यत्सम्यग्वर्णानामुचारणम्‌ । 





सट्गतोपकारात्मकं तद्याजमानमेव । 








% ज्योतिष्टोमर्मे वारह स्तोत्र हैं । उनमेंसे “पवमानः नामक तीन स्टोत्रोंसे 


यजमानके फलका सम्पादन कर होष नौ स्वोत्रेंसे उसने कल्याणवदनका सामर्थ्य 
अंक सम कफ ८ 


ब्राह्मण ३ | 


शाइरभाष्याथे 


न 


८९, 


अर: :2 ५७ नाई: 2८:२७ नाई >- 4७ जय :22%- नकॉएस:2.७७- न्यक य:>क- नहा 22% या: जाई 3८2 वन्य “72% व्याद 2८ व्यड23%- 


स यः स पाप्मा अजापतेः 
पूर्वजन्मावस्थ्थ चाचि क्षिप्तः स 
एप प्रत्यक्षीक्रियते । कोञ्सों ! 
यदेवेदमग्रतिरूपमननुरूप॑ शासतर- 
ग्रतिषिद्धं बदति येन अचयुक्तो- 
उसभ्यबीभत्सानृताद्यनिच्छन्नपि 
वदति । अनेन कार्येणाप्रतिरूप- 
वदनेन अनुगम्यमानः प्रजापतेः 
कार्यभूतासु प्रजासु वाचि वर्तते । 
स॒ एवाप्रतिरूपवदनेनानुमितः 
स॒प्रजापतेवाचि गतः पाप्मा, 
कारणानुविधायि हि. काये- 
मिति ॥ २॥ 


वहजो पाप पूर्वजन्मावस्थित 
प्रजापतिकी वाणीमे डाछा गया था 
बही यह प्रत्यक्ष किया जाता है | 
वह कौन-सा है ? यह्द जो अग्रतिरूप 
---अननुरूप यानी शास्से प्रतिपिद्ध 
भाषण करती है। उस पापसे 
प्रेरित होकर ही यह इच्छा न 
होनेपर भी असम्यतापूर्ण, बीमत्स 
और अनुतादि भाषण करती है। 
इस अननुरूप भाषणरूप कार्यसे 
अनुगत होता हुआ वह पाप प्रजा- 
पतिकी कार्य भूता प्रजाओंकी वाणीमे 
विद्यमान है । प्रजापतिकी वाणीमे 
पहुँचा हुआ वही पाप अननुरूप 
भाषणसे अनुमित होता है, क्योकि 
कार्य तो कारणका अनुवर्तन 
करनेवाल्ा होता है ॥ २॥ 





प्राण, चक्षु, श्रोत्र और सनका उद्बाव तथा उनका प्रापविद्ध होता 
अथ ह प्राणमृचुस्त्व॑ न उद्घायेति । तथेति तेभ्यः 
प्राण उद्गायद्यः प्राणे मोगस्तं देवेभ्य आगाययत्कल्याणं 
जिप्नति तदात्मने। ते विदुरनेन वै न उद्घात्नात्वेष्यन्तीति 
तमभिहृुत्य॒पाप्सनाविध्यन्स यः स॒पाप्मा यदेवेद्म- 
प्रतिरूष जिप्नति स एवं स पाप्मा ॥ रे ॥ 


फिर उन्होंने प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो ।” तब 
प्राणने 'तथास्तु” कहकर उनके लिये उद्घान किया | प्राणमें जो भोग है उसे 


९० बृहदारण्यकोएनिषद्‌ [ अध्याय १ 
(० «८९७. «९20 «2: कट का ि2 बाई २८2 न्याई 2-2, व्याई 2:2७ व्या्: १-2: च्या्-:०2७- न्या( (3:3७ 


उसने देवताओके लिये"आगान किया और जो कुछ वह शुभ सँँघता है 
उसे अपने लिये गाया । अछुरोको माछूम हुआ कि इस उद्गाताके द्वारा 
देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके समीप जाकर उसे 
पापसे विद्ध कर दिया। यह जो अनजुरूप सूँधता है. यही वह पाप है, 
यही वह पाप है ॥३॥ 

अथ ह चन्नुरूचुस्तं न उद्घायेति | तथेति तेभ्य- 
अक्षुरुदगाययश्रक्षुषि भोगस्तं॑ देवेभ्य.. आगायचत्‌ 
कल्याणं पश्यति तदात्मने । ते विदुरनेन बे न 
उद्घान्नात्येष्यन्तीति तमभिद्वुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स 
पाप्मा यदेवेदमप्रतिरूपं पश्यति स एव स पाप्सा ॥ 8॥ 

फिर उन्होंने चक्षुसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्घान करो ।” तब 

चक्षुने 'तथास्तु! कहकर उनके लिये उद्‌गान किया । चक्लुमे जो भोग है 
उसे उसने देवताओके लिये आगान किया और जो कुछ वह शुभ दर्शन 
करता दह्वै उसे अपने लिये गाया । असुरोंको माछम हुआ कि इस उद्घाताके 
द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण करेंगे । अतः उन्होंने उसके पास जाकर 
उसे पापसे विद्ध कर दिया | यह जो अननुरूप देखता है यही वह पाप 
है, यही वह पाप है ॥४॥ 

अथ ह श्रोत्रमूचुस्त्व॑ न उद्घायेति । तथेति तेभ्यः 
श्रोत्रमुदगायद्यः श्रोन्रे मोगस्तं देवेम्य आगायचत्कल्याणं 
श्वणोति तदात्मने । ते विदुरनेन वे न उद्धान्नात्येष्य- 
न्तीति तमभिद्ुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्मा यदे- 
वेद्मप्रतिरूप श्वणोति स एवं स पाप्मा॥ ५॥ 


च्राह्मण ३ ] शाडूरसाष्याथे ९१ 
ब्याई ८2%, यह 38, आई <2:220७ यह *22% ना 3८2 पाई :2 ऋ, नई व्याई 2८2 चका>:22%- "४९२८2:, प्याए 2, चप: फ- 


फिर उन्होने श्रोत्रसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो |” तब 
श्रोत्रने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया श्रोत्रमे जो भोग है 
उसे उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो जुभ श्रवण करता 
है उसे अपने लिये गाया । अछुरोने जाना कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे | अतः उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे 
विद्ध कर दिया | यह जो अननुरूप श्रवण करता है यही वह पाप है, 
यही वह पाप है | ५॥ 


अथ ह मन उचुस्त्वं न उद्गायेति । तथेति तेभ्यो 
मन उदगायद्यो मनसि भोगस्त॑ देवेग्य आगायचत्कल्याणं 
सद्ुल्पयति तदात्मने | ते विदुरनेन वे न उद्धान्नात्ये- 
प्यन्तीति तममभिद्गुत्य पाप्मनाविध्यन्स यः स पाप्सा 
यदेवेद्मप्रतिरूपं सड्डुल्पयति स एवं स पाप्मेवस्रु खल्वेता 
देवताः पाप्मभिरुपासजन्नेवमेनाः पाप्मनाविष्यन्‌॥ ६ ॥! 


फिर उन्होंने मनसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्गान करो |” तब 
सनने 'तथास्तु' कहकर उनके लिये उद्गान किया | मनमें जो भोग है उसे 
उसने देवताओंके लिये आगान किया और वह जो शुभ सड्जल्प करता है उसे 
अपने लिये गाया । असुरोको माहुम हुआ कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण 
हमारा अतिक्रमण करेंगे । अत* उसके पास जाकर उन्होंने उसे पापसे विद्ध 
कर दिया | यह जो अननुरूप संकन्प करता है यही वह पाप है. यही 
वह पाप है। इस प्रकार निश्चय ही इन देवताओको पापका संसर्ग हुआ और 
ऐसे ही [ असुरोंने ] इन्हे पापसे विद्ध किया ॥ ६ ॥ 


९२ 


चृहद्गरण्यको पृनिषद्‌ 


[_ अध्याय २ 


नहर न :2%- व्याई 2:22, बाई 3:20, "या ->:23% प्याई ०:23 व्याई 22%, ८: -:2 ५७. "५-2५ व्याए>-2/%, बाई: बयां 


तथैव प्राणादिदेवता उद्भीथ- 
निर्वंतेकत्वाजपमन्त्रश्नकाइ्या उपा- 
साश्रेति क्रमेण परीक्षितवन्तः । 
चेतन्निश्वितमासीत्‌-- 
वागादिदेवताः क्रमेण परीक्ष्य- 


देवानां 


साणाः कल्याणविषयविशेषात्म- 
सम्बन्धासड्गहेतोरासुरपाप्मर्स- 
सगांद्‌ उद्बीथनिवेतनासमर्थाः । 
अतोष्नभिधेयाः “असतो मा सहू- 
मय इत्यनुपायाश्र, अश्ुद्धत्वा- 
दितराव्यापकत्वाच्चेति । 

एवग्ु खब्बनुक्ता अप्येतास्त्व- 
गादिदेवता: 
कार्यद्शनादेव वागादिवदेव,एनाः 
पाप्मनाविध्यन्पाप्मना विद्धवन्त 


कल्याणाकल्याण- 


इति यदुक्त तत्पाप्ममिरुपासृज- 
न्पाप्ममिः संसर्ग कृतवन्त इत्येतत्‌ 
॥ ३-६॥ 


इसी प्रकार प्राणादि देवता उद्गीथ 
कर्मके कर्ता होनेसे जपमन्त्रद्वारा 
प्रकाशय और उपास्य हैं--ऐसा 
जानकर देवताओंने क्रमशः उनकी 
परीक्षा की । ठेवताओंको उनक्रे 
विषयमें यही निश्चय था कि क्रमशः 
परीक्षा किये जानेपर वागादि 
देवता कल्याणविषयविशेषका अपनेसे 
सम्बन्ध रखनेकी आसक्तिके कारण 
आसुर पापका ससर्ग हो जानेसे 
उद्बीथकरमका निवाह करनेमें समर्थ 
नहीं हैं | अतः भशुद्ध और दूसरोंमें 
अव्यापक होनेके कारण “मुझको 
असतसे सतकी ओर छे जाओ 
इस जपमन्त्रसे अग्रकाइ्य और 
अजुपास्य हैं । 


इसी प्रकार, न कहे जानेपर भी, 
शुभ और अशुभ दोनों प्रकारके 
कार्य देखे जानेसे त्वगादि अन्य 
देवगण भी वागादिके समान हो हैं । 
इन्हें भी असुरोने पापसे वेघ दिया 
है | ऊपर जो कहा गया है कि 
पापसे वेघ दियाः उसका यही 
तातपपय है कि पापके द्वारा उन्हें 
संश्लिष्ट कर दिया यानी पापसे 
उनका ससर्ग कर दिया ॥| ३-६ ॥ 


+--खिसकछाबत+ 


ब्राह्मण ३ ] शाएरसाप्यार्थ ण्र्रे 
ब्यर्दी “५.२०, ब्य<८.9७ व्यय: 3७ 2 न्क्ट 2:2७ ब्कॉए-- 20० ००९२3... ब्कए:29७ ब्वर्टे: 20७, ब्य्े:2)0 नश्>: 2  ब्कर्पि: फेक 
मस्य प्राणका उद्बान, उसका पापविद्ध न होना तथा 
उसकी उपासनाका फ़ल 
वागादिदेवता उपासीना अपि | वागादि देवताओकी उपासना 

करनेपर भी मृत्युका अतिक्रमण 

करनेमे किसीको अपना सहायक 

देवा: क्रमेण-- न पाकर देवताओने क्रमशः--- 


मृत्यतिगमनायाशरणा। सन्‍्तो 


अथ हेममासन्यं प्राणमृचुस्त्व॑ न उद्गायेति । तथेति 
तेभ्य एप प्राण उदगायत्ते विदुरनेन वे न उद्चात्रात्ये- 
प्यन्तीति तमभिव्॒त्य पाप्मनाविव्यत्सन्‌ । स यथारसा- 
नमत्वा लोष्टो विध्व॑सेतेवःहैव विध्वंसमाना बविष्बब्यो 
विनेशुस्ततों देवा असवन्परासुराः । भवत्यात्मना परास्य 
द्विपन्थातृव्यों भवति य एवं वेद ॥ ७ ॥ 


फिर अपने मुखमें रहनेबाले प्राणसे कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान 

करो ।” तब “बहुत अच्छा' ऐसा कहकर इस प्राणने उनके लिये उद्गान 

किया । असुरेने जाना कि इस उद्घाताके द्वारा देवगण हमारा अतिक्रमण 

करंगे | अत' उन्होंने उसके पास जाकर उसे पापसे विद्ध करना चाहा | 

किन्तु जिस प्रकार पत्थरसे टकराकर मिश्टीका ढेला नष्ट हो जाता है उसी 

प्रकार वे विध्वस्त होकर अनेक प्रकारसे नष्ट हो गये। तब देवगण 

प्रकृतिस्थ हो गये और असुरोका पराभव हुआ । जो इस प्रकार जानता 

है वह प्रजापतिरूपसे स्थित होता है और उससे द्वेप करनेवाले श्रातृब्य 
( सौतेछा भाई ) का पराभव होता है ॥७॥ 

अधथानन्तर॑ ह इममित्यमिनय- |. तंदनन्तर, ह इमम यह अभिनय 

ह ( अद्भुलि आदिद्वारा प्रत्यक्ष संकेत ) 

प्रदर्शनार्थप | आसन्यमास्ये मव- | श्रदर्शित करनेके लिये है, उन्होंने 


९०3 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


जार 2%, कप? 3 बिक बट, कर चिट ब्वई(>2:७ व्यई: 230 ब्यॉट22%- न्य्:०:2%- ्यर:2:.20- या: क 


मासन्य॑ सुखान्तबिल् ग्राणमू- 
चुस्त्व॑ न उद्ायेति । तथेत्येवं 


शरणसुपगतेभ्यः स एप ग्राणो 


मुख्य उदगायदित्यादि पूर्ववत्‌ | 
पाप्मनाउविव्यत्सन्वेधनं कतुमिप्ट- 
वन्तस्ते च दोषासंसगिणं सन्त॑ 
मुख्य॑ प्राणम्‌ । स्पेन आसड्भदोषेण 
वागादिषु लब्धप्रसरास्तदमभ्या- 
सानुवृत््या संस्रक्ष्यमाणा विनेशु- 
विनश्ट विध्वस्ताः । 


कथमिव १ इति दृशन्त । 


स यथा स दृशटान्तों यथा लोके- 


ज्यमान पाषाणमृत्या गत्वा ग्राप्य, 





आसन्य---आस्यमें रहनेवाछे अर्थात्‌ 
मुखान्तर्गत छिद्रमे स्थित पग्राणसे 
कहा, “तुम हमारे लिये उद्बान करो।”' 
तब तथास्त! कहकर अपनी 
शरणमे आये हुए देवताओंके लिये 
उस मुख्य प्राणने उद़्ाव किया--- 
इत्यादि सब प्रसंग पूर्ववत्‌ समझना 
चाहिये । असुरोंने जो दोपके ससगगसे 
रहित था उस मुख्य प्राणको पापसे 
विद्ध करना चाहा । अपने 
अभिनिवेशरूप दोषके कारण वागादियें 
उनकी गति हो गयी थी किन्तु 
उसी अभ्यासकी अनुब्ृत्तिसे मुख्य 
प्राणके साथ ससर्ग करनेको उद्यत 
होनेपर वे नाशको प्राप्त हो गये 
अर्थात्‌ विध्वस्त हो गये । 


किस प्रकार विध्वस्त हो गये 
इस विषयर्में दश्टान्त दिया जाता 
है। स यथाः--जैसा कि वह 
इृष्टान्त है--लोकमें पाषाणको चूर्ण 
करनेके लिये फेंका हुआ लोष्ट-- 


लोष्टः पांसुपिण्डः पाषाणचूर्ण- | मिीका ढेला उस अर्मा यानी 


पत्थरपर जाकर--पहुँचकर अर्थात्‌ 


नायाव्मनि निश्षिप्तर खय॑ विध्व॑- | पत्थरको प्राप्त होकर स्वय विध्वस्त- 


सेत विख्नँंसेत विचूर्णीमवेत्‌, एवं 


हैव यथाय॑ दृष्टान्त एवमेव, विध्य॑- 





छिन्न-मिन्न यानी चूर्ण हो जाता है 
उसी प्रकार जैसा कि यह दृश्टान्त 
है वैसे ही वे असुरगण विष्वस्त 


त्राह्मण रे ] 


शाप्रभाष्याथे 


ध्ज 


न. १७ न <>:2७. आप 3७. वन 3७ न्करे:>:3० न्य:>:.3% ब *: 23%, ब्करे+ 29७. व्य0७.. बह 29७. बाई 72% व्यदपन720%- 


समाना विशेषेष ध्यंसमाना 
विप्वश्ों नानागतयों पिनेशुविनष्ट 
यत), ततस्तस्मादासुरविनाशाहेव- 
त्वप्रतिवन्धभ तेभ्यः खाभाविका- 
सद्गजनितपाप्मस्थयो. वियोगाद 
असंसर्गधर्मिमुख्यप्राणाश्रयवलादू 
दवा वागादयः प्रकृता अभवन्‌ । 
किममवन्‌ *? स्व॑ देवतारूप- 
मग्न्याद्यात्मक॑ वक्ष्यमाणम्‌ । पू्च- 
मप्यग्न्याद्यात्मन एवं सन्‍्तः खा- 
भाविकेन पाप्मना तिरस्कृत- 
विज्ञानाः पिण्डमात्रामिमाना आ- 
सन्‌ | ते तत्पाप्मवियोगादु ज्म्रित्वा 
पिण्डमात्राभिमानं शाखसमपित- 
वागाधग्न्याद्यात्माभिमाना वभूवु- 
रित्यथंः । किश्व ते प्रतिपक्षभृता 
परामवन्नित्यनुवर्तते । 
पराभूता विनष्टा इत्यर्थः । 


अमुरा५ 


अौ-7४ौ++“+++++++-+_तहननऊ_.नहन्‍हन.न... -+++____++++5+ 


होकर--विशेषरूपसे ध्वस्त होकर 
विष्यकू यानी नाना गतियोंको प्राप्त 
होते हुए विनष्ट हो गये | क्योकि 
ऐसा हुआ इसलिये असुरभावका 
बविनाग हो जानेसे देवत्वके प्रति- 
वन्‍्धभूत स्वाभाविक अभिनिवेश- 
जनित पापसे वियोग हो जानेके 
कारण अससर्गधर्मी मुख्य प्राणके 
आश्रयके प्रभावसे वागादि देवगण 
प्रकृतिस्थ हो गये । 

वे क्‍या हो गये ? [ सो बतलाया 
जाता है---] वे आगे बतलाये 
जानेवाठे अपने भग्नन्‍्यादिरूप 
देबभावको प्राप्त हो गये । पहले भी 
वे अग्न्यादिस्वरूप ही थे। अपने 
स्व्रभावजनित पापसे विज्ञानशक्तिके 
तिरस्कृत हो जानेसे वे पिण्डमात्रके 
अभिमानसे युक्त हो गये थे । उस 
पापका वियोग हो जानेसे वे 
पिण्डमात्रके अभिमानकों त्यागकर 
शाखसमर्पित वागादि अग्न्यादि- 
रूपतांके अभिमानसे युक्त हो 
गये | तथा उनके प्रतिपक्षी वे 
असुरगण परामूत हो गये--इस 
प्रकार 'परामबन्‌! यहाँ 'अभवन्‌ 
क्रियाकी अनुबृत्ति होती है। वे 
पराभूत यानी विनष्ट हो गये | 


_____ ३ 49क्‍सए७$उफ॒ और ी जिीनलचवखि ७ 


१ मूलमें 'ततो देवा अभवन्‌ परा असुरा” ऐसा पाठ है| इसमें एक वाक्य 
'ततो देवा अमवन? है और दूसरा “असुरा परा अभवन ( परामवन्‌ )' है। इसमें 


“अभवन!? क्रियाकी अनुद्ृत्ति हुई है । 


श्र 


यूहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


न्कर् पे: 2७ नए? आस क्‍ बा जब बकििट ० "रस यक वका:१- नके 23 नकल: ब्यरईटटफ को 


यथा पुराकस्पेन वर्णित पू्व- 
यजमानो5तिक्रान्तकालिक! एता- 
मेवाख्यायिकारुपां श्रुतिं च्ट्टा 


तेनेव क्रमेण वागादिदेवताः 
परीक्ष्य।. ताथापोद्यासड्भपाप्मा- 


स्पददोषवस्वेनादोपास्पद॑ मुख्य 
प्राणमात्मत्वेनोपगम्ध वागाद्या- 
ध्यात्मिकपिण्डमात्र परिच्छिन्नात्मा- 
भिमान हित्वा वेराजपिण्डाभिमान 
वागाधयग्स्याद्यात्मविषय॑ वर्तेमान- 
ग्रजापतित्व॑ शास्रप्रकाशितं प्रति- 
पत्न), तथैवाय यजमानस्तेनेव 
विधिना भवति गप्रजापतिखरूपेणा- 
त्मना | परा चास्य प्रजापतित्व- 
प्रतिपक्ष तः पाप्मा डिपन्श्रातृव्यो 
भवति )। यतोड्द्देशपि मवति 
कश्निद भ्रातृव्यो मरतादितुल्यः 
यस्त्विन्द्रियविषयासज्भजनितः पा- 
प्पा आतृव्यो देण्टा च। पारमा- 
थिंकात्मखरूपतिरस्करणहेतुत्वात] 








जिस प्रकार पूर्वोक्त कल्पनाके 
अनुसार वर्णित पूर्व यानी भूतकाल्कि 
यजमान इस आख्यायिकारूपा 
श्रुतिको देखकर उसी क्रमसे वागादि 
देवताओंकी परीक्षा कर उन्हे 
अभिनिवेशजनित पापके संस्गरूप 
दोषके कारण त्यागकर जो दोपका 
आश्रय नहीं है उस मुख्य प्राणको 
ही आत्मभावसे प्राप्त हो आध्यात्मिक 
पिण्डमात्रसे परिष्छिन्न वागादियें 
आत्मत्वका अमिमान छोड़कर वागादि- 
की अग्न्यादिख्पताविषयक शाल्र- 
प्रकाशित बिराट्‌-पिण्डामिमान यानी 
वर्तमान-प्रजापतित्वकी प्राप्त हुआ 
था, उसी प्रकार यह वर्तमान 
यजमान भी उसी क्रमसे प्रजापति- 
रूपसे स्थित होता है । तथा इसके 
प्रजापतित्वका ग्रतिपक्षमूत पापरूपी 
द्वेष करनेवाला श्रातृब्य ( सौतेला 
भाई ) परामबको प्राप्त होता है । 
मरतादिके समान कोई-कोई ख्रातृव्य 
हेघष न करनेवाला भी होता है 
किन्तु जो इन्द्रियोंके विषयोंकी 
आसक्तिसे. होनेवाला. पापरूपी 
भ्रातृब्य है. वह द्वेश ही होता 
है; कारण, वह आत्माके पारमार्थिक 
स्वरूपके तिरस्कारका हेतु होता है । 


ब्राह्मण ३ ] शाह रसाप्याथे ९७ 
जय प्याई ७० न्य>-::७- चर 2), व्यह८ 3७. नह ( ८2%, च्या ०८240, व्याए>:2;%, ब्यावर +:2]8, न्यई>-ट पक चप्पल फ- 
सच परामवति विशीयते लोप्ट- | प्राण संग होनेपर मृत्पिण्डके 
समान पराभूत--नष्ट हो जाता 
है। यह फल किसको मिलता 
इत्याह--य एवं वेद । यथोक्त | है! इसपर श्रुति कहती है---“जो 
ऐसा जानता है; अथौत्‌ पूवेयजमानके 


वत्माणपरिष्वज्ञात्‌। कस्मैतत्फलम्‌ 


कप (३ 
ग्राणमात्सत्वेन प्रतिपद्यते पू्चेयज- 


भानवदित्यथैः ॥ ७॥ 


समान जो उपयुक्त प्राणको आत्म- 


| स्वरूपसे जानता है! ॥ ७॥ 


न्ज्स््यटज्डसि- 5 


मुख्य प्राणका आज्विरसत्व 


फलमुपसंह॒त्याधुनाख्यायिका- 
रूपमेवाशित्याह--कस्माच्च हेतो- 
वांगादीन्मुक्‍्त्वा मुख्य एवं ग्राण 
आत्मत्वेनाश्रयितव्यः  इति तदुप- 
पत्तिनिरूपणाय यस्मादय वागा- 
दीनां पिण्डादीनां च साधारण 
आत्मा, इत्येतमर्थमार्यायिकया 
दशयन्त्याह श्रुतिः-- 


फलका उपसंहार कर+* अब श्रुति 
आख्यायिकाके ही रूपका आश्रय 
करके कहती है--वागादि अन्य 
सब ग्राणोंको छोड़कर मुख्य ग्राणका 
ही आत्मभावसे क्यो आश्रय लेना 
चाहिये ” उसकी उपपत्ति बतलानेके 
लिये, अथात्‌ क्योकि यह मुख्यप्राण 
वागादि और पिण्डादिका साधारण 
आत्मा है [ इसलिये यही आत्मभावसे 
' आश्रयितव्य है ]--इस  अर्थको 
आख्यायिकासे दिखलाते हुए श्रुति 
कहती है--- 


ते होचुः क नु सोप्मूथो न इत्थमसक्तेत्यय- 


मास्येप््तरिति सोध्यास्य आड्रिरसो5ड्रानां हि रसः ॥ <॥ 
वे बोले, “जिसने हमें इस प्रकार असक्त--देवभावको प्राप्त किया 
है, वह कहों है /” [उन्होंने विचार करके निश्चय किया कि] “यह आस्य 


9 अर्थात्‌ फल्युक्त प्रधान विधिका वर्णन कर | 


वृ० उ० १३--१४-- 


९८ 


चृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ज्कॉए पक न 722 नया २23 नकल न्य 2- ए :2 ना 2८2; नई 23%, व्याई 72: चह>2 :- न्याद 2:03 नह: 2:७- 


[ अध्याय ९ 


( मुख ) के भीतर है, अतः यह अयास्य आद्विरस है, क्योंकि यह अद्गो- 


का रस है” ॥८॥ 
ते प्रजापतिप्राणा मुख्येन प्राणेन 


परिग्रापितदेवखरूपा .होचुरुक्त- 
वन्‍्तः फलावस्थाः | किस्‌ $ इत्याह- 
क् न्विति वितर्के | क नु कस्मि- 
न्नु सो&्मृत्‌ | कः $ यो नोअ्स्मा- 
नित्थमेवमसक्त सज्जितवान्देव- 
भावमात्मत्वेनोपगमितवान्‌ू._| 
स्मरन्ति हि लोके केनचिदुपकृता 
उपकारिणम्‌ | 

लोकबदेव स्मरन्तो विचा- 
रयमाणा। कार्यकरणसद्भाते आ- 
त्मन्येवोपलब्धवन्तः । कथम्‌ ९ 
अयसास्येउन्तरिति, आस्ये मुझे 
य आकाशस्तस्मिन्नन्तरयं ग्रत्यक्षो 
चतेत इति। सर्वो हि लोको 
विचायाध्यवस्याति, तथा देवाः | 

यस्मादयमन्तराकाशे बागा- 


मुख्य ग्राणके द्वारा देवस्वरूपकों 
प्राप्त कराये हुए वे प्रजापतिके 
फलाबस्थित प्राण कहने लगे | क्या 
कहने लगे * सो बतछाते हैं---“क्क नु! 
यह वितर्क अर्थमें है। अथात्‌, 
भला वह कहॉ--किसमें रहता 
है ? कौन * जिसने हमे इस प्रकार 
असक्त--सज्लित किया अथात्‌ 
आत्मभावसे देवत्वको प्राप्त कराया 
है ।”” लोकमें किसीके द्वारा उपकृत 
होनेवाले लोग उस उपकारीका स्मरण 
किया ही करते हैं । 

इस प्रकार छोकबत्‌ स्मरण-- 
विचार करते हुए उन्होने उसे 
भूत और इन्द्रियोंके संघातरूप 
अपने शरीरमें ही उपलब्ध किया । 
किस प्रकार उपलब्ध किया 
यह आस्यके भीतर है--आस्य 
अर्थात्‌ सुखमें जो आकाश है उसीमे 
यह प्रत्यक्ष विधमान है। सभी 
लोग विचारकर निश्चय करते हैं । 
उसी प्रकार देवोने भी किया | 


क्योंकि देवताओंने इसे वागादि 


रूपसे किसी विशेषका आश्रय न _ 


चात्मत्वेन विशेषमनाशभ्रित्य वतै- | करके अन्तराकाशमें ही उपलब्ध 


च्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथे ९९, 
७ 20 पंत अदा ८0 आता हक जाई 
सान उपलब्धो देव, तस्मात्स | किया था इसलिये वह प्राण अयास्य 
है, तथा किसी विशेष इन्द्रियका 
आश्रय न करनेके कारण उसने 
असक्त सन्चितवान्वागादीन्‌ । । वागादि इन्द्रियोको असक्त-अग्न्यादि 
| देवभावसे संयुक्त किया। इसीसे 
वह भूत और इन्द्रियोका आह्विरस 
करणानाप्‌ । आत्मा है । 

कथमाज्विरसः ? प्रसिद्ध झेत- वह आद्विरस क्यों है !---क््योकि 

े ., यह कार्य-करणरूप अज्ञोका रस-- 
दल्लानां कायेकरणलक्षणानां रसः स्वार अर्थात्‌ आत्मा है--ऐसा 
' प्रसिद्ध है। किन्तु इसका अद्नरसत्व 
क्यो है ? क्‍योंकि इसके चले जानेपर 
रसत्वम्‌ ? तदपाये शोपग्राप्तेरिति शरीर सूख जाता है-+ऐसा हम 
आगे कहेंगे | इस प्रकार क्योंकि 

वक्ष्यामः | यस्माचायमज्गरसत्वा- | यह अच्नरस होनेसे और किसी विशेषके 
' आश्रित न होनेके कारण भूत और 
इन्द्रियोंका साधारण आत्मा है और 
साधारण आत्मा विशुद्धश्न, विशुद्ध भी है, इसलिये वागादिको 
छोडकर प्राणहीका आत्मभावसे 
आश्रय लेना चाहिये--यह इस 
त्मस्थेनाअ्यितव्य इतिवाक्यार्थः । | उक्‍्यका तालर्य है। आत्माकों ही 
आत्मस्वरूपसे जानना चाहिये, 
क्योकि अविपरीत बोधसे ही श्रेय- 
5विपरीतवोधाच्छ्रेयःप्राप्तेः विपयेये के 0 कं कह पक 


चानिष्प्रापिदशनात्‌ ॥ ८॥ |है ॥ ८॥ 


प्राणोष्यायों. विशेषानाभ्रयात् 


अत णवाज्विस्स आत्मा कार्य- 


सार आत्मेत्यथः । कथ॑ पुनरज्भ- 


हिशेषानाश्रितत्वाच् कार्यकरणानां 


तस्माद्वागादीनपायय ग्राण एवा- , 





आत्मा ह्यात्मत्वेनोपगन्तव्यो- 


ना ----2 4 ५-- गा 


१०० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
अरईकिफ, कर्क, किट बन न टिक नई किए बाई टिक कई 3 2स्‍0, का 2: 2७ चई-:2:%- नई ४23 न ट2: 


प्राणकी झुद्धताका ग्रतिपादन 
स्थान्मत॑ प्राणस्य विशुद्धि-| ऐए्व०-हमारा विचार है कि 


रसिद्धेति । ' प्राणकी विश्युद्धि सिद्ध नहीं द्ोती। 
ननु परिहतमरेतद्वागादीनां पिद्धान्ती-किन्तु. वागादिके 

' झुमभाषणादिविषयक अभिनिवेशके 

कल्याणवदनायासज्रवत्आाणस्य | समान प्राणमें किसी प्रकारकी 
| अभिनिवेशास्पदता नहीं है--ऐसा 

आसड्डभास्पद॒त्वामावेन | ' बतढाकर हम इस शझ्लाका परिहार 


कर चुके हैं । 


वाढ्सू, कि त्वाज्निस्सस्वेन. श्वृ०-ठीक है, किन्तु जिस 
. प्रकार शबका स्पर्श होनेसे उसे 
वागादीनामात्मत्वोकत्या वागादि- ' स्पर्श करनेवालेकी अश्ुद्धता मानी 


जाती है उसी प्रकार आद्विरस 
होनेसे वागादिका आत्मा बतढाया 


ता शइ्डयते--इत्या जानेसे वागादिके द्वारा उसकी भी 
कल कपल नवाब 2 आकर मोती, 7 


ग्राणः । कुतः । इसपर श्रुति कहती है--ग्राण 
| शुद्ध ही है। क्‍यों झुद्ध है ८ 
सा वा एपा देवता दूनोम दूरं हास्या मत्युद्रं ह 
वा अस्मान्म्ृत्युभेवति य एबं वेद ॥ ६ ॥ 
वह यह देवता 'दूर! नामवाली है, क्‍योंकि इससे मृत्यु दूर है। जो 
ऐसा जानता है, उससे मृत्यु दूर रहता है ॥९॥ 


साथा एया देवता दू्नाम | | वह यह देवता 'दूर! नामवाली 
| है । जिस ग्राणको प्राप्त होकर 
पत्थरको प्राप्त हुए मृत्पिण्डके समान 


द्वारेण शवस्पृश्तित्स्पृष्टेरिवाशुद्ध- 





ये ग्राणं प्राप्याश्मानमिव लोष्ट- 


ब्राह्मण ३े ] शाह्वरभाष्याथ १०१ 
ब्वर्ट फेक ब्क:-: 2 ७, वन्य: 22 न्य--- 2 ज्क: 23७ नया: व. जईट:2स्‍0० याई:22%- जहा 2-2: या क व्याई>:ऋ 


| ऐप 

वह्रिघ्वस्ता असुरा। त॑ परामृशति ' असुरगण नष्ट हो गये थे उसीका 
कर न वह 9 कहकर 
सेति । सैवैपा येयं वर्तमानयज- ; “सा ( बह ) ऐेसा कहकर 
सवार | परामर्ण करती है | वह यही है 
मानशरीरखा देवेनिर्धारिता “अय- | जे कि देवोने “यह आस्यके भीतर 
मास्येउन्तः” इति । देवता च सा | है” इस प्रकार वर्तमान यजमानके 

के 6 | शरौरमे थित निश्चय किया 
स्थात) उपासनक्रियायाः कर्म-| हि | है| 
उपासनाक्रियाके कर्ममावसे गुणभूत 
भावेन गुणभृतत्वात्‌ । होनेके कारण वह देवता भी है ।* 
यस्मात्सा दूनोम दुरित्येव॑ । क्योकि यह प्राणदेवता दूर 
(.. | नामवाली है अथांत्‌ दूर इस 
' प्रकार विख्यात है--यहाँ नाम! 
यः | तस्मास्सिद्धाय्या विश्वुद्धि- शब्द ख्याति! का पर्याय है-- 


ख्याता। नामशव्दः ख्यापनपय 


ईनामत्वात । कुतः पुनदूर्नामत्वम्‌ ? | दूर! नामवाली होनेसे इसकी 
सा मम विशुद्धि भी प्रसिद्ध है। इसका 
त्याह--दूर॑ दूरे हि यस्मादस्या: | 'ूर' नाम क्यों है ! इसपर श्रुति 
प्राणदेवताया मृत्युरासड्रलक्षणः | कहती है--क्योंकि इस प्राणदेवतासे 
मृत्यु यानी आसक्तिरूप पाप दूर 
है | प्राण असंसर्गधर्मी है, इसलिये 
समीपस्थस्यापि दूरता सृत्योस्तस्मा- | समीपस्थ होनेपर भी इससे मत्युकी 
दूरिल्येबं ख्या १ दूरता है, अतः दूर! इस प्रकार 
दू दूरित्येबं ख्यातिः, एवं आणसय | ह इसकी असिद्धि है, इस तरह 
विशवुद्धिज्ञापिता | प्राणकी विशुद्धि बतलछायी गयी। 


विदुपः फलसुच्यते-दूर॑ ह | अब इसके विद्वान्‌ ( उपासक ) 
का फल बतलाया जाता है---इससे 
वा अस्मान्मृत्युभंवति । अस्मादेव॑- | झृत्यु दूर रहता है । इससे अर्थात्‌ 


# क्योंकि जिस प्रकार यश्षमँ कारकरूपसे देवगण गुणभूत होते हैं उसी 
प्रकार प्राण भी द्रव्यादिसे पृथक्‌ विद्वित क्रियार्मे गुणभूत होनेंके कारण देवता है। 


पाप्मा । असंश्लेपधर्मित्वात्माणस्य 


१०२ चृहदारण्यकोपनिषद्‌ अध्याय १ 
>्यई 2.0७ व्यदई 200 "या 2-2 व्य 73७ नाई ४-2७, व्याई 3:22: न्या >:23 व्यरट: २:2७ व्यट >:22% व्या:2:23%: न्या:>:2 ४ नह" 


विदः, य एवं वेद तस्मादेवमिति इस प्रकार जाननेवालेसे यानी जो 


प्रकृतं विशुद्धिशुणोपेतं प्राणमुपास्त 
इत्यथः । 

उपासन नाम उपाखाथवादे 
यथा देवतादिखरूपं शुत्या ज्ञाप्यते 
तथा मनसोपगम्य आसन चिन्तन 
लोकिकप्रत्ययाव्यवधानेन यावत्त- 
देवतादिखरूपात्मामिमानाभिव्य- 
क्तिरिति लोकिकात्माभिमानवत्‌ | 
“देवो भृत्वा देवानप्येति!” ( बृ० 
उ० ४।१।२) “किन्देवतो- 


इस प्रकार जानता है उससे । इस 
प्रकार अथीत्‌ जो विशुद्धिगुणविगिष्ट 

_ ग्राणकी उपासना करता है. । 
उपास्य-सम्बन्धी अर्थवादमें श्रुति- 
के द्वारा देवतादिका जैसा खरूप 
ज्ञात कराया जाय वैसे ही खरूपको 
मनके द्वारा उपलब्ध करके उसके 
उप ( समीप ) आसन करना-बैठना 
अथांत्‌ लौकिक प्रत्ययोंका व्यवधान न 
आने देकर जबतक लोकिक आत्मा- 
भिमानके समान उस उदेवतादिके 
| खरूपमें आत्मलका अभिमान उत्पन्न 
' न हो तबतक उसीका चिन्तन करना 
उपासना है, जैसा कि “दिवता होकर 
देवताओंमं छीन होता है!” “इस 


ध्यां प्राच्यां दिश्यसि! ( बृ० उ० [ पूवे दिशामें तू किस देवतावाला 


२। ९। २०) इत्येवमादि- | 
[है॥ ९॥ 


श्रुतिम्यः ॥ ९ ॥ 


(किस देवताकी उपासना करनेवाला) 
है” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता 





प्राणोपासकसे मृत्यु दूर रहता है-इसकी उपपत्ति 


सावा एपा देवता दूर ह वा 
अस्मान्मृत्युभेवतीत्युक्तर । कर्थ 
पुनरेबंविदो दूर॑ सृत्युभवति 
इत्युन्यते-- एवंविच्चविरोधात्‌ 


वह यह देवता है, उससे मृत्यु 
दूर रहता है! ऐसा ऊपर कहा गया। 
किन्तु इस प्रकार जाननेवालेसे 
मृत्यु दूर क्यों रहता है ? सो बतलाया 
जाता है-क्योंकि इस प्रकार 


च्राह्मण ३ ] शाप्वरभाष्याथे १०३ 
न्क 2.9 व्याद 730७ व्या “24. बाई 2222 व्यू: 2)00- व्य >: पक व्याई हक, चार >:- पाक. व्याई 2-2), व्यो ८ फऋ, व्यदटपक, व्यद *2 
इन्द्रियविषयसंसर्गासड़्जो हि | जाननेसे मत्युका विरोध है। इन्द्रिय- 
" जनित विपयोके ससमगसे होनेवाली 
आसक्ति ही पाप (मृत्यु ) है; 
विरुष्यते। वागादिविशेषात्मा- | उसका प्राणात्मामिमानीसे विरोध है, 
बनाएं क्योकि वह वागादि परिच्छिन्नात्मा- 
त्वात्‌ खाभाविकाज्ञान- | स्रिमानका हेतु है और खामाविक 
अज्ञानसे उत्पन्न होता है। तथा 
प्राणात्माभिमान शास्॒जनित है । 
त्माभिमान। । तस्मादेवंबिदः | अतः विरोध होनेके कारण इस 


पाक कं सती नि वे विरोध प्रकार जाननेवालेसे पाप दूर रहता 
# भप॒तात उक्तेपराधा । यह ठोक ही है। इसी अर्थको 


पाप्मा प्राणात्मास्िमानिनो हि 


हतुत्वाच् । शास्रजनितो हि प्राणा- 


त्‌ । तदेतत्मद्शयति-- श्रुति प्रदर्शित करती है--- 


सा वा एपा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं झत्यु- 
मपहत्य यत्रासां दिशामन्तस्तद्वमयाद्वकार तदासां 
पाप्सनो विन्यद्धात्तस्मान्न जनमियाज्ञान्तमियान्नेत्पा- 
प्मानं मृत्युमन्ववायानीति ॥ १० ॥ 
उस इस प्राणदेवताने इन वागादि देवताओके पापरूप मृत्युको 
हटाकर जहाँ इन दिशाओका अन्त है वहों पहुँचा दिया। वहाँ इनके 
पापको उसने तिरस्कारपूर्वक स्थापित कर दिया । अतः 'मैं पापरूप मृत्युसे 


संछिए न हो जाऊँ” इस भयसे अन्त्यजनके पास न जाय और अन्त 
विशामें भी न जाय ॥१०॥ 


सा वा एपा देवतेत्युक्ताथेम्‌ । |. सा वा एपा देवता' इस वाक्य- 
कला नो “हेवेतानों का अर्थ कहा जा चुका है। उस इस 
एतासां. वाग बेतानों | ५ हेवेलाने इन बागादि देवताओं 


पाप्मानं मृत्यु खामाविकाज्ञान- | पपरूप झृत्युको-- 


१०४ 


बृह्ददारण्यको पनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


न्कोर क जा 3:2:%- चर २03७ नह २2228 चाई:>:०.9७- व्यो::०:%- धयाई 23% व्याई 32:2७ व्या-: 23७" या <:2:% जे (>:.20- बह: 


प्रयुक्तेन्द्रियविषयसंसगांसज्जजनि- 
तेन हि पाप्मना सर्वो प्रियते, स 
ह्यतो मृत्यु) त॑ प्राणात्माभिमान - 
रूपास्यो देवतास्योज्पच्छिद्याप- 
हत्य, प्राणात्मामिमानमात्रतयव 
प्राणो5पहन्तेत्युच्यते । विरोधादेव 
तु पाप्मेवंविदो दूर॑ गतो भवति । 
कि पुनश्रकार देवतानां पाप्मानं 
मृत्युमपहत्य १ इत्युच्यते--यत्र 
यस्मिन्नासां प्राच्यादीनां दिशा- 
भमन्तोज्वसानं तत्तत्र गमयाश्वकार 
गसन॑ कृतवानित्येतत्‌ । 

ननु नास्ति दिशामन्तः कथ- 


मन्त॑ गमितवान्‌ 4 हइत्युव्यते-- 
श्रोतविज्ञान चज़नावधिनिमित्त- 
कल्पितित्वादिशां तह्िरोधिजना- 


ध्युषित एवं देशो दिशामन्तः, 


देशान्तोररण्यमिति यद्द दित्यदोष्‌। 


प्रेरित इन्द्रियत्रिपयोक्े ससर्गजनित 
अभिनिवेशसे होनेवाले पापसे ही 
सब जीव मरते हैं, इसलिये वही 
मृत्यु है । उसे प्राणात्माभिमानरूप 
देवताओसे अपहत्य---अलग कर । 
[ अन्य देवताओका ] पग्राणखरूप- 
मात्रमे ही अभिमान होनेके कारण 
यहाँ मुख्य प्राणनी अपहन्ता कहा 
गया है, उससे विरोध होनेके 
कारण ही इस प्रकार जाननेवालेका 
पाप दूर चला जाता है| देवताओके 
पापरूप मृत्युको उनसे अल्ग कर 
फिर प्राण देवताने क्या किया, सो 
वतलाया जाता है--जहाँ यानी 
जिस स्थानपर इन पूर्वादि दिशाओका 
अन्त-अवसान है वहा उसे पहुँचा दिया 
अथोत्‌ वहां उसका गमन करा दिया। 

किन्तु दिशाओंका तो अन्त ही 
नहीं है, फिर उसे दिशान्तमे कैसे 
पहुँचा दिया * इसपर हमारा कथन 
यह है कि दिशाओंकी कल्पना 
श्रौतविज्ञानवान्‌ पुरुषोंकी सीमापर्यन्त 
ही की गयी है, अतः उनसे विरुद्ध 
आचरणवाले छोगोंसे बसा हुआ देश 
ही दिशाओंका अन्त है; जैसे कि 
देशका अन्त अरण्य होता है. उसी 
प्रकार ऐसा माननेमें मी दोष 
नहीं है । 


ब्राह्मण ३ ] शाउरसभाप्याथे श्‌्०्ण 
२:3७ व्यय 3 चर?) 3० ब्क्ईट3- 2०, व्या्ट 7: 2)0० “कर्टर 7200 ब्य-- 200७, ना: न्यद 27:9७: ्य>-2ऋ%- ई 3:24 ब्यट जे पिक- 

तत्तत्र गमयित्वा आसां देव- | इन देवताओके पापोको वहा 
पहुँंचाफर प्राणदेवताने उसे विविध 
प्रकारसे निम्नभावसे (तिरस्कारपूर्वेक) 
वहुबचनम्‌,  विन्यद्धादिधि् | निहित--स्रापित कर दिया । 
पाप्मन * पद दितीयाब॒हुबचनान्त 
है। प्रसगके सामध्यंसे ज्ञात होता 
देवता । प्राणात्माभिमानशन्येष | ६ कि उसे प्राणात्मामिमानयून्य 


तानामू, पाप्मन इति द्वितीया- 


न्यग्भावेनादधात्खापितवती प्राण- 


अन्त्यजनेप्यिति सामथ्यात्‌ । | अन्‍्त्जनोमें स्थापित कर दिया। 
वह पाप इन्द्रियसंसगसे ही होनेवाला 
है, इसलिये उसका प्राणियकि 
प्याश्रयतावगम्यते । आश्रित रहना ज्ञात होता है । 


इन्द्रियसंसर्गजो हि स इति प्रा- 


तस्मात्तमन्त्य॑जन॑ नेयात्र. अतः उन अन्त्यजनोंके पास न 
जाय,अथोत्‌ सम्मापण और दर्शनादि- 
से भी उनका संसर्ग न करे | उनका 
संसग करनेपर पापसे भी ससगे 
होगा, क्योकि बह पापका आश्रय 
है | उन छोगोके निवासस्थान अन्त 
यानी. दिगन्तशब्दवाच्य  देशमें, 
उसके जनशून्य होनेपर भी, न 
जाय; तथा उस देशसे अलग हुए 
अन्त्य जनके पास भी न जाय-- 
ऐसा इसका अभिम्राय है। 


गच्छेत्सम्भापणदशनादिभिन सं- 
सजेत्‌ । तत्संसर्गे पाप्मना संसर्गः 
ऊृतः स्वात्पाप्माश्रयों हि सः | 
तज्ञननिवासं चान्तं द्गन्तशब्द- 
वाच्य॑ नेयाजनशून्यमपि, जन- 
मपि तद्देशवियुक्तमित्यभिप्रायः । 


'नेतः यह 'परिसय (सर्वेतःसय) 
के अर्थ्मं निपात है। इस प्रकार इन 
अन्त्य जनेकि संसर्गमे जानेसे मैं पाप- 
रूप मृत्युकी 'अन्ववायानि--- अनु 


नेदिति परिमयाथें निपातः । 


इत्थ जनसंसर्ग पाप्मान सृत्यु- 


लीतवदक्‍सीत--त+-.._+7............... >ल_६न६नल नी तन तन न ड2ं€क्‍ु. «+-._3335+3ल६४+कखए9आऋकईसई::सेफ-न्‍ 


मन्ववायानीति । अनु अब अया- 


१०६ बृहदारण्यको पनिपदू [ अध्याय १ 
एन कर बह? चाह (324, पक्के] व्याई>: 2४७, ब्याई २-2: व्याई 22% व्याए:<-22% नह _-23/- व्याई 2-2 ब्यॉ >:2:४७- वन्य कर, 
नीत्यनुगच्छेयमिति, एवं भीतों | अब अयानि' अर्थात्‌ अनुगत होऊँगा, 

वाटर इस प्रकार डरता हुआ उन अन्त्यजन 
न जनमन्त॑ चेयादिति पूर्वेण और अन्त देशोंमें न जाय--इस 
प्रकार इसका पूर्वक्रियापद 'इयात' 
| से सम्बन्ध है ॥१०॥ 


>--+“-५७छ७७०.६०----८ 


सम्बन्धः ॥ १०॥ 


ग्राणद्वारा वागादिका अस्न्यादि देवभावको ग्राप्त कराया जाना 
सा वा एषा देवतैतासां देवतानां पाप्मानं मत्यु- 


मपहत्याथेना म्र॒त्युमत्यवहत्‌ ॥ ११॥ 
उस इस प्राणदेवताने इन देवताओंके पापरूप मृत्युको दूरकर फिर इन्हें 
मृत्युके पार [ अग्न्यादि देवतात्ममावको प्राप्त ] कर दिया ॥११॥ 
सा वा एपा देवता, तदें-। सावाणएपा देवता इस श्रुतिसे 


तत्माणास्मज्ञानकर्मफर्ल वागादीना-] / ्मझनरूप कमके फडखख्पसे 
वागादिकी अग्न्यादिरूपताका वर्णन 
मग्न्याद्यात्मत्वमुच्यते । अथैना | किया जाता है । इसके अनन्‍्तर 


मत्युमत्यवहत्‌ । यस्मादाध्या- | प्राणदेवताने उनको मृत्युके पार कर 
त्मिकपरिच्छेदकरः पाप्मा सृत्यु। दिया । क्योंकि आध्यात्रिक 


प्राणात्मविज्ञानेनापहतः परिच्छेदकर्ता पापरूप मृत्यु प्राणातम- 
एत्मविज्ञ * तस्मात्स | शनद्वारा न हो गया इसलिये प्राण 


आ्राणोअ्पहन्ता पाप्मनो सत्योः | | पापरूप मृत्युका नाश करनेवाण 


तस्मात्स एवं ग्राण एना वागादि- | है । अतः उस प्राणने ही इन वागादि 


५ देवताओंको, इनके ग्रकृत पापरूप 
देवताः प्रकृतं पाप्सानं मृत्युमतीत्य का 
कक मृत्युकी पारकर, इनके अपरिच्छिन 


अच्हत्मापयर्स खमपरिच्छिन्न- | अन्यादि देवतात्मखरूपको प्राप्त 
मग्न्यादिदेवतात्मरूपम्‌ ॥ ११ ॥ | करा दिया ॥१ १॥ 


+++>स्व्स्टड&ब्त.?- 


च्राह्मण रे ] 


दशाउरभापपाने 


१०३ 


न्यप ० च््ट:<20. बह 2७ च्यएँ2.2७. बर्टये-2. न्कर्ट ७० “वर 7-2 बर्ट 7-2७ ब्यर्ट 2200 नर ग:५० बाप न्कॉ 


स वे वाचमेव प्रथमामत्यवहत्सा यदा मत्युमत्य- 


दक 


म॒ुच्यत सोम्रिरभवत्सोंप्यम 
दोप्यते ॥ १२॥ 


झिः परेण म्रत्युमतिकरान्तो 


उस प्रसिद्द प्राणने प्रधान बाग्देवताकों [ मृत्युके ] पार पहचाया । 


चष्ट बाफू जिस समय मृत्युमे पार हु यह अम्नि हो गयी | वह यह अम्नि 


मृत्युमे परे उसका अतिक्रमण करके 


स व वाचमेव प्रथमामत्यव- ' 
हत्‌ | स प्राणो वाचमंव प्रथमां 
प्रधानामित्येतन्‌ । उद्बीधकर्मणी- 
तरकरणापेक्षया साधकतमत्व॑ 
ग्राधान्य तस्याः । तां प्रथमामत्य- 
चहद्वहन कृतवान्‌ | 

तस्याः पुनम्त्युमतीत्योढायाः 


कि रुपम्‌ ; इत्युब्यते-सा वाग्यदा 


« 


देदीप्यमान है ॥ १२॥ 


'स मे बाचमेव प्रथमामत्य- 
चहत्‌' --उस प्रसिद्ध ग्राणने प्रथमा 
यानी प्रवाना वाक्‌का [मत्युसे | अति- 
वहन किया । उद्बीथकर्ममें अन्य 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा साधकतम होना 
ही उसकी प्रधानता है। उस प्रथमा 
बाग्देबताका उसने अतिवहन किया | 


किन्तु मृत्युको पार करके ले 
जायी गयी उस वाणीका क्‍या रूप 
है ? सो बतलाया जाता है--वह 


यसि्मिन्काले पाप्मान॑ सृत्युम्‌ अत्य- , बाक जब--जिस समयमें पापरूप 


मुच्यतातीत्यामुच्यत मोचिता 


| मृत्युको पार करके मुक्त हुई--खयं 


। ही मृत्युसे छूट गयी, उस समय वह 
खयमेष, तदा सो5परिर्भवत्‌ | सा , अज्नि हो गयी । वह बाक्‌ पहले भी 


चाक्पूवमप्यमरिरेव सती सुत्यु- 
वियोगेज्प्यप्रिरेवाभचत्‌ । एतावां- 
स्तु पिशेषो मृत्युवियोगे । 








अग्निरुषा ही थी, अब खत्युका 
बवियोग हो जानेपर भी अश्नि ही हो 
गयी । विशेषता इतनी ही है कि 
मृत्युका वियोग होनेपर । 


१०८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
22%, “कर 224 नह नह २:220 नई नि? नई 22७. बाई 722७, "कई ९८026, नारई<2:स्‍ "यई<72:%, च्या <:2:%, नाई. 


सोज्यमतिक्रान्तोईमिः परेण | वह यह [ मृत्युको ] अतिक्रान्त 


| प्रसान्मत्यो्दी करनेवाला अप्नि 'परेण मृत्युम/-- 
न्मृत्योदीप्यते | ग्राह- | 5 
मृत्यु परस्तान्मृत्योदी ” । मृत्युसे परे देदीप्यमान है, उससे मुफ्त 


मोक्षान्त्वत्युश्नतिबद्धों अध्यात्म- | होनेसे पूर्व अध्यात्मवाग्रूप मृत्युसे 


वागात्मना नेदानीमिव दीपरि- [ प्विद्ध होनेके कारणवह इस समयके 
समान दीपिमान्‌ नहीं था, अब मृत्युका 


मानासीत्‌, इदानीं तु झृत्युं परेण वियोग हो जानेके कारण वह मृत्युसे 
दीप्यते मृत्युवियोगात्‌ ॥१२॥ | परे होकर देदीप्यमान है ॥१२॥ 





अथ प्राणमत्यवहत्स यदा मृत्युमत्यम्॒च्यत स 
वायुरमवत्सो5यं वायु: परेण मत्युमतिक्रान्तः पवते ॥१३॥ 


फिर ग्राणका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ 
वह वायु हो गया। वह यह अतिक्रान्त वायु मृत्युसे परे बहता है ॥१३॥ 


तथा आ्राणों प्राणम्‌-वायुर- | इसी प्रकार प्राण--प्राण अर्थात्‌ 


; वायु हो गया | वह मृत्युसे पार होकर 
भवत्‌ | परेणाति- हे 
बत्‌। स तु पते मृत्यु परेणाति बहता है | ओर सबका अर्थ कहा 


क्रान्तः | स्वेमन्यदुक्तार्थम्‌॥ १ ३॥ | जा चुका है ॥१३॥ 





अथ चक्षुरत्यवहत्तयदा म॒ृत्युमत्यम॒च्यत स 
आदित्योःभवत्सोउसावादित्यः परेण मत्युमतिक्रान्तस्त- 
पति ॥ १8 ॥ 


फिर चक्षुका अतिवहन किया । वह जिस समय मृत्युसे पार हुआ यह 
आदित्य हो गया । वह यह अतिक्रान्त आदित्य मृत्युसे परे तपता है ॥१५॥ 


प्ाग्रण २ ] शाएग्थाष्पा्थ १०९, 
नव > 2 न्यर्ी + ० नव) 2० नयी फेज अरे ०६0... च्यर्ट 2 9... ब्ूर<ी म फल ब्रेन पल ब्वी यम 2. ्गी गे 2०- ब्वर्ट 2.2० ब्ज+2०. 
तथा चन्नुगठिस्मोग्थान्स तु उसी पयार चनु आदिस्य हो 

तपति ॥ १४ ॥ घेण हर ॥7 लता € ॥१४॥ 
अथ अश्रन्नमलत्रहनत्तयदा म्रत्युमलमुन्चत ता 
दिश्या9भत्रंस्ता इमा दिशः परंण मत्यमतिक्रान्ताः ॥१५॥ 
लिर खोया छझी, इसे जिम । वह उिते सजग म्युसे पार रुआ 


जा री 


दिया है गधा 4 ऊनि दियाएं घू यु पर एँ ॥१०॥ 
नथा थात्र दिशा उमवत | डिशः तथा द्रोप्त टिया हो गया। 


प्रान्यादियिमागेनाय स्थिता॥ 2 छ॥ ॑िसा्ड पृररेश्कि विमागसे स्थित 
ड॥रण॥। 


अथ मनोपत्यवहत्तयदा म्रत्यमत्यमुच्यत स 
चन्द्रमा अभवत्मोप््सो चन्द्र: परेण मत्युमतिक्रान्तो 
भात्यवं हू वा एनमेपा देवता मत्युमतिवहति य एवं 


दिर मनका अनिवदन क्रिया | बह जिस साय मृल्झुसे पार हथा 

या चम्द्रमा हो गया | बाद यह अतिक्रास्त चन्ड्मा मृल्युसे परे प्रकाशमान 

४ । मी प्रकार यह देवता उसका मृल्ुसे अतिबदन करती हे जो कि 
टसे हस प्रकार जानता है ॥१३॥ 

मनश्रन्द्रमा माति | यथा पूर्ध-। मन चन्द्रमा होकर प्रकाशित 

होता हैं । जिस प्रकार प्राणने पूर्व 

यजमानको वागादिके अग्न्यादिभावसे 


यजमानं॑ वागाद्रग्न्यादिभावेन 
सृत्युमत्यवहत्‌, एचमेन वरतेमान- पृत्युसे अतिबहन किया था उसी 


११० घृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 

जमे, नई नेट, बक >2:७ च्यई 2:४७ व्याई 2 व्यय: पक नाई (८240 व्यास? नई “7७ ब्या<2:2७- नाईट :2:22% न्कए>:: 2. 
यजमानमपि ह वा एपा ग्राण- | प्रकार यह प्राणदेवता इस वर्तमान 
यजमानको भी वागादिके अग्न्यादि 
भावद्वारा मृत्युसे अतिक्रान्त कर. 
स्त्यादिभावेन | एवं यो वागा-' फैंसी है जो कि इस प्रकार आरणको 
! बागादि पत्नदेवविशिष्ट जानता है, 

दिपश्वकविशिष्ट प्रा्ं वेद | “तं | जैसा कि “उसकी जो जिस प्रकार 


यथा यथोपासते तदेव मवति” >> 3, है तदूप ही हो 
| 


देवता मृत्युमतिवहति वागाद्य- 


जाता है” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
इति श्रुतेः ॥ १६॥ है ॥१६॥ 


--+->--छच्छब्कछ्--क-- 
प्राणफा अनाद्यागान 


अथात्मने(न्नामागायद्रि किशद्यान्नमचते:$नेनेव 
तदय्यत इह प्रतितिष्ठति ॥ १७॥ 


फिर उसने अपने लिये अन्नाधका आगान किया, क्योकि जो भी 
कुछ अन्न खाया जाता है, वह ग्राणके ही द्वारा खाया जाता है, तथा 
उस अन्नमें प्राण प्रतिष्ठित होता है ॥१७॥ हे 


यथा वागादिभिरात्मार्थमागानं | जिस प्रकार वागादिने अपने 


कृत॑ तथा मुख्योपि प्राणः सर्व- लिये आगान किया था उसी 
॥ , | सकार मुख्य ग्राणने भी तीन 
प्राणसाधारणं ग्राजापत्यफलमागान | पब्मानोंमें समस्त प्राणेकि छिये 


कृत्वा त्रिषु पवमानेषु, अथानन्तरं | समान प्राजापत्यरूप फलका आगान 


९ ५ , | अपने लिये अन्नायका--जो अन्न 
आत्माथसन्नाइमन्न॒ च तदार्य | हो और आद्य ( भक्ष्य ) भी हो उस 


चाज्नाद्यमागायत््‌ । अन्नायका आगान किया | 


ब्राह्मण रे | शाइ्ूरभाष्याथे १११ 
बकरे ब्याज व -2% ब्क":%- च्य *7 न्ये: 29७ कई >-2७, को >722७- ब्क *:23- ना: बा २ ०2७ 
कतुंः कामसंयोगो वाचनिक | उद्घानकतौको जो यह इच्छित 
पदार्थका संयोग होता है, वह 
इत्युक्तम | कथ॑ पुनस्तद्नार्य॑ प्राणे- | वाचनिक है--ऐसा पहले कहा 
भात्मार्मामीतमितति जा चुका है । किन्तु प्राणने उस 
गम्यते इत्यत्र। अन्नायका अपने लिये आगान 
दे न किया--यह कैसे जाना जाता 
धाह--यत्किखेति सामान्या- | ह / इसमे श्रुति हेतु बताती 
है--यत्किश्च!--यह पद सामान्य- 
रूपसे अन्नमात्रका परामश करनेके 
यस्माछ्मोके आ्राणिमिर्यत्किश्विंद्‌- | लिये है। 'हि' यह अव्यय हेलर्थमे 
है । अर्थात्‌ क्योंकि लोकमे प्राणियो- 
> औ) 
नमयते भक्ष्यते तदनेनंव | अन [द्वारा जो कुछ भी अन्न भक्षण 
किया जाता है वह अन--प्राणके 
इति प्राणस्याख्या प्रसिद्धा । अनः- द्वारा ही खाया जाता है । “अनो 
यह प्राणका नाम प्रसिद्ध है। 
शब्दः सान्तः शकटवाची, यस्त्व- | सन्त 'अनस्‌'शच्द शकटठका वाचक 
है और जो दूसरा खरान्त 
( अकारान्त ) है. वह प्राणका 
8 अर) 6 

ग्राणनेव तदद्यत इत्यथेः । पर्याय है अतः वह अनेन अथात्‌ 

प्राणसे ही खाया जाता है । 
किश्व न केबल ग्राणेनाइत | इसके सिवा अन्ना प्राणसे 


हल र केवल खाया ही नहीं जाता, 
एवाज्नाद्यमू, तस्मिज्छरीराकारपरि- | (६ तु उस अन्नाबके आरराकॉरग 


॥ प्रिणत होनेपर उसमें ही म्राण 
प्रतिष्ठित होता है। अतः अपनी 
तस्मास्पाणेनात्मनः प्रतिष्ठार्थ- | प्रतिष्ठाक ढिये म्राणने अन्नाथका 


१. “अथात्मनेषन्नाद्यमागायत्‌? इस श्रुतिवचनसे विहित । 
२. मन्त्र १। ३। २ के भाष्यमे । 


ज्ममात्रपरामशरर्थः । हीति हेतो। 


न्‍्यः खरान्तः स प्राणपर्यायः । 


णतेउ्न्नाद्य इह फ्रतितिष्ठति प्राणः । 


श्१२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
कब टऋ, चए32%, वे) नई >2 0 न्याई 22% व्यई>:2: नह 2724८ नाई ली, बज नाई, व्यास, 
मागीतमन्नाद्यम्‌ | यदि प्राणे- | आगान किया। प्राणके द्वारा जो अनन- 
; हार्थमे का अदन ( भक्षण ) होता है वह भी 
नान्नादनं तदपि ग्रतिष्ठाथमेवेति न | उसकी ग्रतिष्ठाक ही ढिये है, अतः 
वागादिके समान प्राणमें शुभाभि- 
निवेशजनित पापकी सम्भावना नहीं 
प्मसम्भवः प्राणेइस्ति ॥१७॥ | है ॥ १७॥ 


अपन िििती-+ 


वागादिष्विव कल्याणासड्भजपा- 


ग्राणका सर्वपोषकत्व और उसकी इस प्रकारकी उपासनाका फ़ल 
ननन्‍्ववधारणमयुक्त॑ गआणेनेव | शड्जा-किन्तु ऐसा जो निश्चय 
किया है कि वह अन्न प्राणके ही 
तदद्यतः इति। वागादीनामपि | द्वारा खाया जाता है यह तो ठीक 
नहीं है, क्योंकि अन्नसे होनेवाढा 
अन्ननिमित्तोपकारदशेनात्‌ । उपकार तो वागादिको भी होता 
देखा जाता है । 
नेष दोष); प्राणद्वारत्वात्ततुप- | समाघान-यह कोई दोष नहीं 
है, क्‍योंकि वह उपकार प्राणके 
कारस्य । कथ्थ॑ प्राणद्वारको5न्नकृतो | ही द्वारा होता है. अन्नके कारण 
होनेवाला वागादिका उपकार प्राणके 
चागादीनामुपकार इत्येतमर्थ | द्वारा होनेवाला कैसे है * इसी 
बातको दिखानेके लिये श्रुति 
प्रदर्शयन्नाह-- कहती है-- 
ते देवा अब्वुवन्नेतावह्ा इृद* सर्व यदननं तदात्मन 
आगासीरनु नोउस्मिन्नन्न आमजस्वेति ते वे मामिसंवि- 
शतेति तथेति त* समन्तं परिण्यविशन्त । तस्मायदने- 


नाज्नमत्ति तेनेतास्तृप्यन्त्येव८ ह वा एन< खा अभिसंवि- 


ब्राह्मण ३ | शाइरसभाप्याथथ ११३ 
ब>-- ब्कर्ट-फ- व्य2-क नका>-% ये 2: 22% को 2-22 व्या्ट 222 :% च्याए०-22%, न्यट 2- :%- न्यद>- कन्या २ पक ब्य2-पक- 


शन्ति भरती खाना श्रेष्ठ: पुर एता भवत्यज्नादोईधिपतिय 
एवं वेद य उ हैवंविद* स्वेषु प्रति प्रतिबुभूषति न हैवालं 
भायेंग्यो भवत्यथ य एवेतमनु भवति यो वेतमनु 
सायान्बुभूषति स हैवाल सार्येग्यो भवति ॥ १८ ॥ 


वे देवगण बोले, “यह जो अन्न है वह सब तो इतना ही है; उसे 
छुमने अपने लिये आगान कर लिया है। अतः अब पीछेसे हमें भी 
इस अन्नमे भागी बनाओ ।” [ ग्राणने कहा ] “'वे तुमलोग सब ओरसे 
मुझमे प्रवेश कर जाओ |” तब्र बहुत अच्छा” ऐसा कहकर वे सब ओरसे 
: उसमें प्रवेश कर गये । अत. ग्राणके द्वारा पुरुष जो अन्न खाता है उससे 
ये ग्राण भी तृप्त होते हैं। अतः जो इस प्रकार जानता है उसका ज्ञातिजन 
सब ओरसे आश्रय ग्रहण करते हैं, वह खजनोंका भरण करनेवाला. 
उनमे श्रेष्ठ और उनके आगे चलनेवाला होता है तथा अन्न भक्षण करने- 
वाला और सबका अधिपति होता है। ज्ञातियोमेसे जो भी इस प्रकार 
जाननेवालेके ग्रति प्रतिकूल होना चाहता है वह अपने आश्रितोका पोषण 
करनेमे समर्थ नहीं होता और जो भी इसके अनुकूल रहता है-जो भी 
इसके अनुसार रहकर अपने आश्रितोंका भरण करना चाहता है वह 
निश्चय ही अपने आश्रितोके भरणमें समर्थ होता है ॥१८॥ 


ते वागादयो देवा), खविपय- | उन वागादि देवताओंने, जो 
पर _ | अपने विपयका योतन ( प्रकाशन ) 
धरपिनाइइए अबुप नुतावच्ता | करनेके कारण देवता हैँ. मुख्य 
| प्राणसे कहा--“बह [ अन्न ) तो 


इतना हा €. श्सस ओआपक नहा 


मुरूय प्राणम इद्मेतावन्नातोडघि- 
कमस्ति | वा इति स्मरणार्थ!। .._ - ले 


इदं तत्सवेसेतावदेव, किए $ यदन्न॑ है । बद क्या ! लेके प्रागफो 


चु० उ० २१५--१६-- 


११७ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


(७. ०८२२५... ६९२२००. बट आप, पक पक ब23 “किया. ५८५. 


प्रणस्थितिकरमच्यते लोके तत्स- 
वमात्ममस आत्मार्थमागासीः 
आगीतवानसि आगानेनात्मसा- 
त्कृतमित्यथः। वर्य चान्रमन्तरेण 
स्थातुं नोत्सहामहे । अतोड्नु 
पश्चान्नोउस्मानस्मिन्नन्े आत्मार्थे 
तवाने आमजसख्र आभाजयख । 
णिचो5श्रवर्ण छान्‍्द्सम्‌ । अस्मां- 
शाज्मागिनः कुरु | 


इतर आह-ते यूय॑ यद्यन्ना- 
्थिनो ये; मा माममिसंविशत 
समन्ततो मामाभिम्ुुख्येन निवि- 
शत । इत्येवसुक्तवति आणे तथे- 
त्येवमिति, त॑ प्राणं परिसमन्तं 
परिसमन्तान्न्‍्यविशन्त निश्येना- 
विशन्त, त॑ ग्राणं. परिवेश्य 
निविष्टवन्त इत्यथः । वथा निवि- 
ष्टानां प्राणानुज्ञया तेषां ग्राणे- 
नेवाद्यमानं प्राणसितिकरं सदस् 
दप्तिकर भवति न खातन्त्येण 
अन्नसम्बन्धो वागादीनाप्‌। 


तस्माद्युक्तमेवावधारणम्‌ अने- 


चर कप 
नव तदद्यत इति। तदेव चाह-- 


स्थिति करनेवाला जो भी अन्न भक्षण 
किया जाता है उस सबका तो तुमने 
अपने लिये आगान कर लिया, 
अथात्‌ आगानके द्वारा उसे अपने 
अधीन कर लिया । हम भी अनके 
बिना रहनेमे समर्थ नहीं हैं | अत 
अब पीछेसे अपने लिये आगान किये 
हुए अपने इस अन्नमेंसे हमें भी भाग 
प्राप्त कराओ, 'आमजस्व! में णिचका 
श्रवण न होना छान्दस है। भरथात्‌ 
हमें भी अन्नका भागी बनाओ ।” 
तब उनसे इतर--मुख्य प्राणने 
कहा, “वे तुम, यदि अन्नप्राप्तिके 
इच्छुक हो तो सब ओरसे अभिमुख भाव- 
से मुझमें प्रवेश कर जाओ।” प्राणके 
इस प्रकार कहनेपर वे 'बहुत अच्छा' 
ऐसा कहकर उस आणमें निश्चय ही 
उसे सब्र ओरसे घेरकर प्रविष्ट हो 
गये । इस प्रकार ग्राणकी आज्ञसे 
प्रविष्ट हुए उन सबकी, जो प्राणके 
द्वारा खाया जाता है वह ग्राणको 


स्थिति करनेवाला अन्न ही तृि 
करनेवाला होता है | वागादिका 


स्वतन्त्रतासे अन्नके साथ सम्बन्ध 
नहीं होता । 

अत'* “वह अन्न ग्राणके ही हारा 
खाया जाता है”? ऐसा निश्चय करना 
उचित ही है। वही बात श्रुति भी 


च्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


श्२० 


चआ८239 चर <:220० नि: जाई" ि:09७ नई 703७ नए: ना नका*729७- बक 2 बय >स्‍क व्यई (न 29- ब्याट 7: 


तस्माचस्मास्पाणाश्रयतयैव प्राणा- 
नुज्याभिसबन्रिषिष्ट. वागादि- 
देवताः तस्माद्यदत्मनेन ग्राणे- 
नात्ति लोकस्तेनाननेनेता वागा- 
दास्तृप्यन्ति । 


वागाद्याश्रय॑ ग्राणं यो चेद 


वागादयश्र पश्च ग्राणाश्रया इति 
तमप्येबमेव॑ ह वे खा ज्ञातय 
अभिसंविशन्ति वागादय इंच 
प्राणम्‌ । ज्ञातीनामाश्रयणीयों 
भवतीत्यभिग्राय/ । अभिसन्नि- 
विष्टानां च खानां ग्राणवदेव 
वागादीनां खान्नेन भता भवति | 
तथा श्रेष्ठः पुरोञ्य्त एता गन्‍्ता 
भवति चागादीनामिव ग्राणः। 
तथान्नादोड्नामयावीत्यथेः । अ- 
घधि५तिरधिष्ठाय च पालयिता 
खतन्‍त्रः पतिः ग्राणबदेव वागा- 


दीनाम्‌ । य एवं ग्राणं वेद तस्यथे- 
तथ्थोक्त॑ फलं भवति । 








"कहती है---अतः क्‍योंकि प्राणके 


आश्रित रहकर ही प्राणकी आज्ञासे 
वागादि देवता उसमें प्रविष्ट हुए है 
इसलिये लोक अन यानी प्राणके 
द्वारा जो अन्न खाते हैं उसी अन्नसे 


| ये वागादि भी तृप्त होते हैं । 


वागादिके आश्रयभूत ग्राणको जो 
धवागादि पाच प्राण्के आश्रित है! इस 
प्रकार जानता है उसको भी इसी 
प्रकार ज्ञातिजन सब ओरसे आश्रित 
करते हैं, जैसे प्राणको वागादि । 
तात्पर्य यह है कि वह अपने 
ज्ञातियोंका आश्रय होने योग्य हो 
जाता है । तथा वागादिके भर्ता 
प्राणके समान वह भी अपने आश्रित 
ज्ञतिजनोंका अपने अन्नद्वारा भरण 
करनेवाल्ा होता है; तथा वह उनमें श्रेष्ठ 
और उनके आगे जानेवाला होता है, 
जैसे वागादिके आगे ग्राण। इसी तरह 
वह अन्नादअथोत्‌ अनामयात्री 
( निरामय-व्व्याधिशन्य ). और 
अधिपति--वागादिके अधिपति प्राण- 
के समान ही ज्ञातिजनोंका अधिष्ठाता 
होकर पालन करनेवाल्ा अर्थात्‌ 
खतन्त्र खामी होता है। जो प्राणको 
इस प्रकार जानता है उसे उपर्युक्त 
फल मिलता है । 


शरद चृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
७०२ «९ (2 ब्यपर० ब८८७ वर जसड बाप बे बाप बट ८८2. 
किश्व यउ हैव॑बिदं प्राणविद॑ इसके सित्रा खजनों यानी 
' ज्ञातियोमिंसे जो मी इस प्रकार जानने- 
वाले इस ग्राणवेत्ताके प्रति प्रतिकूल 
प्रतिकूलो चुभूषति प्रतिस्पर्धी मवि- यानी उसका प्रतिस्पर्यी होना 
तुमिच्छति, सोज्छुरा इब प्राण- चेंढिता है वह प्राणके प्रतिस्पर्धी 
तिस्पर्थिनों न हैवारं न पर्यापों अछुरोके समान अपने भरणीयों 
प्रतिस्पधिनों न हेवालं न पर्याप्तो (आश्रितों) का भरण करनेमें अल्म्‌ 
भार्येय्यो भरणीयेम्यों भवृति अथोत्‌ समर्थ नहीं होता। तथा 
ज्ञातियोर्मेप्ते जो भी, प्राणके अनुगामी 
वागादिके समान, इस प्रकार जानने- 
जातीनां मध्ये एतमेवंबिदं वागा- , वाले इस प्राणवेत्ाका अचु--अलुगत 
होता है अधात्‌ जो भी इस प्राण- 
हि, यो वैतमेवेविदमन्े वेत्ताका अनुवर्तन करते हुए ही 
भवति, यो वेतमेब॑विदमस्वेबानु- अपने आत्मीय यानी भरणीयोंका 
वरतेयन्नेव. आत्मीयान्मायात्‌ रण करनेकी इच्छा करता है, 
जिस प्रकार कि वागादि ग्राणका 
अनुवर्तन करते हुए अपनेको भरण 
वागादयः ग्राणानुबच्यात्मबुभू- , करनेके इच्छुक थे, वह अपने 
पव आसन्‌ । स हैवालं पर्याप्तो कि अति उनका भरण करने- 
में अल्म्‌ अर्थात्‌ समर्थ होता है, 
भारयेग्यो भरणीयेभ्यो भवति भतुं | अन्य जो खतन्त्र है वह ऐसा 
नेतरः खतस्त्र। । सर्वमेतत्माण- औनेंगें समर्थ नहीं होता। यह 
| सब प्राणके गौण विज्ञनका फछ 


ग्रति स्वेषु ज्ञातीनां मध्ये प्रतिः 


भर्तुमित्यथः । अथ पुनर्य एव 


दय इव ग्राणम्‌ अनु अनुगतो 


बुभूषति भतुमिच्छति, यथेव 


जु णविज्ञानफलमुक्तम्‌ ॥ १८ 
गुणविश्ञ १ | । कहा गया है ॥१८॥ 


गरापक्रे आज्निरसत्वक्नी उपपत्ति 
९ ही] व इन्द्रियोका आतन्मल 
कायकरणानामात्मत्वश्रतिपा- *. भूत और इन्द्र 
दनाय प्राणस्याद्धिस्सत्वमुपन्‍्यस्त॑ प्रतिपादन करनेके लिये सोथ्याल 


ढः हल 

धद्राह्मण रे ] शापरभाप्याये १२७ 
>+.. ७ ब्यर्ट मं: वर मे 2०. न्कर्ट "2७० ब्कान- 2 नर >. 2० बे ० नकर्ट 0७० नव 703० ब्का(र 23, व २-2७.. ५०-१५ 
सोष्याख आद्विर्स इति । अस्मा- आप्विर्स." इस वाक्यप्ते प्राणके 
आप्विस्सत्रका उछेख किया था। 
किन्तु यह इसलिये आद्विरस है -- 
3 ५.7 श्स प्रकार इसकी आउ्विरसताम है 
हेतुनोक्तः । तद्ेतुसिद्यर्थमार- । प्रकार इसको आई रसनामे तु 

नहा बताया गया था | उस हेतुकी 
भ्यते,. तदेतुमिद्रधायर्त हि सिद्विक लिये अब्च आरम्भ किया 
जाता है. क्योंकि उसके हेतुऋओ 
प्रिद्दिक अघीन ही प्राणकी कार्य- 
करणरपताह। आद्विस्सलके पश्चात्‌ 
जो बागाठिकी प्राणाघीनता बतत्ययी 
> »_ गयी है उसक दन कि 
तोक्ता सा च कथमृपपादनी- बज आए कि लक दाह 

प्रकार किया जा सकता है “सो 
या १ इत्याह-- ' बतलाते है-- 

लक. पक . 
सोक््यास्य आड्रिरसोडड्राना< हि. रसः प्राणों वा 

अड्भगनां रसः प्राणो हि वा अड्भगना5 रसस्तस्मायस्मात्क- 
स्माच्चाझ्ञत्माण उत्कामति तदेव तच्छुष्यत्येष हि वा 
अड्भराना< रसः ॥१६९॥ 


बह प्राण अयास्य आद्विरस है, क्योकि वह अड्*ोका रस ( सार ) 

है। प्राण ही अड्डोंका रस है, निश्चय प्राण ही अड़्ोका रस है; क्योकि 

जिस किसी अइसे प्राण उत्क्रमण कर जाता है, वह उसी जगह सूख 
जाता हैँ, अत' यही अद्डोंका रस हैं ॥१९%॥॥ 

सोज्यास्य आज्विरस इत्यादि. 'सोथ्यास्य आह्विरसः! इत्यादि 

वाक्यका जिस प्रकार पहले उल्लेख हो 

यथोपन्यस्तमेवोपादीयते. उत्त- , डुका है उसीको अब श्रुति उत्तर 

देनेके लिये ग्रहण करती हैं। 

राथम्‌ । श्राणो वा भड्गानां रस/ ' 'प्राणो वा अद्भाना रस” यहॉतक- 


द्वतोरयमाप्निस्स इत्थाड्विरसत्वे 


कार्यकरणात्मत्व॑ प्राणस्थ । अन- 


न्तरं थे बागादीनां प्राणाधीन- 


२१८ 


बृहदारण्यको पनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


अपन, बॉ कट ७ बल: पे बा बाकि “रा कक "आर 2:29 "या: >:73स्‍0- व 2) “आई 272७- चई<-७७. 


इत्येदमन्त॑ वाक्य यथाव्याख्या- 
ताथमेव पुनः स्मारयति | 

कथम: 'प्राणो वा अज्भानां रसः! 
इति। प्राणो हि-हिशब्द+ 
प्रसिद्धों--अज्भानां रसः | प्रसिद्ध- 
मेतत्मणस्याड्रसत्वं न वागादी- 


के वाक्यका ऊपर की हुई व्याख्याके 
अनुसार ही श्रुति पुन स्मरण 
कराती है । 

किस प्रकार स्मरण कराती है 
प्राण ही भद्ठोंका रस है-हस 
प्रकार । शआराणो हि! इसमें 'हि! 
शब्द ग्रसिद्धिके अथमे है । अद्डोंका 
रस है। ग्राणका ही यह अद्भरसत् 
प्रसिद्ध है, वागादिका नहीं | अत 


नाप्त्‌ | तस्माद्युक्त आणा वा दत , ग्राणो वे! इस प्रकार उसका स्मरण 


स्मारणम्‌ । 


कर्थ पुनः प्रसिद्धत्वप्‌  इत्यत | 


आह | तस्माच्छब्द उपसंहाराये 
उपरित्वेन सम्बध्यते | यस्मा- 
बतोज्चयव॒त्कस्पादनुक्तविशेषात्‌, 
यस्मात्कस्माध्तः कुतश्रिच्च अ- 


कराना उचित ही है | 

किन्तु, उसकी प्रप्तिद्धि किस 
प्रकार है * सो श्रुति अब बतलाती 
है। 'तस्मातः शब्द उपसहारके 
लिये है, अत. वह उपर्त्वभावसे 
[आगेके वाक्यसे] सम्बन्ध रखता है+। 
'यस्मात!*--जिस अवयवसे और 
'कस्मात्‌'जिसका विशेष बतलाया नहीं 


' गया ऐसे किस्ती भी अवयबसे | अत 


ज्ञाच्छरीरावयवादविशेषितात्माण * यस्मात-कस्मात--जिस-किसी भी 


उत्क्रामत्यपसपेति तदेव तत्रेव 
तदड् शुष्यति नीरसं मवाति शोष- 
स॒पेति । तस्मादेष हि वा अड़ानां 


रस इत्युपसंहारः 
# अर्थात्‌ इस वाक्यक्ा अन्वय 





अविशेषित अड्ज यानी शरीरके अवयव- 
से ग्राण उत्कान्त--अपसर्पित हो 
जाता है वह अद्ध वहाँ ही शुष्क- 
नौरस हो जाता है अथात्‌ सूख 
जाता है | अत निश्चय यही अद्जी- 
| का रस है--ऐसा इसका उपसंहार है। 
इस प्रक्मर है-“यस्मात्कस्माचाज्ात्मयाण 


उत्लामति तदेव तच्दुष्यति तस्मादेष हि वा अज्भाना रस. |? 


ब्राह्मण ३ ] शाइरसाष्यार्थ ११९, 
ज्यों 2. 2, न्य(>-  क्र न्यास पक यही ०- कर न्ह फक, न्यॉट पक, च्यादर ८ , बाई 2: पक गया 2० 2 व्याई 2: 2 नया: ८ नि पक 


अतः. कार्यकरणानामात्मा | इससे यह सिद्ध होता है कि 
शक प्राण भूत और इन्द्रियोंका आत्मा 
प्राण इत्येतत्सिद्वम। आत्मापाये हि $ पाक गेट 
शोषो मरणं स्यात्तस्मात्तेन जीवन्ति | शोष--मरण होता है; भतः समस्त 
प्राणी उसीसे जीवित रहते हैं। 
इसलिये वागादि समस्त प्राणोंको 
वागादीन्प्राण एवोपास्थ इति | स्यागकर प्राण ही उपासनीय है--- 
समुदायाथः ॥ १९॥ यह इसका समुदायार्य है ॥१९॥ 
नाच प्स्सत- 
आरणके बहस्पातित्॒वकी उपपत्ति 
न केवर्ल कार्यकरणयोरेवात्मा , आण रूपात्मक पञ्मसूतों और 
प्राणो सुपकर्म शतयोः। कि तर्ि ! | है। ते ओर किसका है? बह ना 
खरूप ऋक, यजुः और सामका भी 
आत्मा है। इस ग्रकार सवोत्मकताद्वारा 
ग्राणकी स्तुति करते हुए वेद उसके 
उपास्यत्वके लिये उसे महिमान्वित 
न्महीकरोत्युपायत्वाय-- | करता है । 


एष उ एवं बृहस्पतिबोग्बे बहती तस्या एष पति- 
स्तस्मादु चृहस्पतिः ॥ २० ॥ 
यह ही बृहस्पति है। वाक्‌ ही बृहती है, उसका यह पति है; 
इसलिये यह बृहस्पति है ॥२०॥ 


एप उ एवं प्रकृत आइ्विस्सो | यह ग्राण ही अकृत आह्विरस 
बृहस्पतिः । क॒थ॑ बृहस्पतिः ? | बहस्पति है। किस प्रकार बृहस्पति है 


७......त..3---.>->++-+ननन अवनन-न-निनननन मनन भना।त-- 
जन नमक जम न 


ग्राणित!ः सर्च । तस्मादपासय 


ऋग्यजुश्साम्नां. नामभूतानामा- 


त्मेतिं स्वात्मकतया प्राणं स्तुच- 


है और ज्ञान तथा क्रियाकी शक्तिवारी होनेसे इन्द्रियों कम है । 


१२० बृह दारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय र 
नये नया 23, याई जे फक न्याई 22 न्वाए ०-2 3७ बह "22%: व्यो > 7७ बह ८-2० नका:>-..2७- “2८8 या... चई>- 
इत्युव्यते--वाग्वे चहती बहती- | सो वतछाया जाता है--वाक्‌ ही 
छन्दः पदत्रिंशदक्षरा | अलुष्टप्व इृहती--छतीस अक्षरोवाली द्रहर्ती 
वाकू | कथम्‌ ! “बाग्वा अनुष्ट[” |... सा 
मर ह॒ 35 | किस प्रकार * “बाक्‌ ही अलुष्टुर 

( नृसिं० पू० १|१) इति | है” उस श्रुतिकि अनुसार । किन्तु वह 
श्रुतेः | सा च वागलुष्टब्ब॒हत्यां | अउप्ठ्प्‌ वाक्‌ बहती छन्दमें अन्तर्मृत 
3 है , | दो जाती है। “अतः वाकू हां बृहती 
कम । अरतोी थुक्ते |है! इस प्रकार प्रसिद्रके समान 
वाग्ब॑ बृहतीति असिद्धवद्व- | कहना उचित ही है । प्राण 
क्तुम्‌ । बृहत्यां च सर्वा ऋचो- | रँती है. प्राण ऋक हैं-अस 


प्रकार ही जाने“ इस अन्य श्रतिसे 
00 28 0 ५४006 प्राणहपसे चृहतीकी स्तुति की 


“आणो इहती प्राण ऋच इत्येव , जानेके कारण बरृहदतीमे भी समस्त 
विद्यात्‌' इति श्रुत्यन्तरात्‌ |, ऋचाओंका अन्तभाव हो जाता है । 


वागात्मत्वाबर्चा प्राणेक्तर्मावः | | कि केचाएं वागूपा हैं; इसहित 
भी उनका ग्राणमे अन्तभाव होता हैं। 

तत्कथम््‌ई इत्याह--तस्या वाचो। . सो किस प्रकार ? इसपर श्रुति 
कहती है---उस वाकुका--इहतीका 
यानी ऋक्‌का यह ग्राण पति है, म्योकि 
तसा नव॑र्तेकत्वात्‌ । कोष्ठयाम्ि- | यही उसको अभिव्यक्त करनेवाला 
| है--जवरात्रिद्वारा प्रेरित वादुसे ही 
ऋक्‌ निप्पन होती है। अथवा गणीका 
पालनाद्दा वाचः पत्तिः | ग्राणेन | पाह़्न करनेके कारण यह उसका 


चहत्या ऋच एप ग्राणः पतिः । 


प्रेरितमारुतनिवेत्याँ हि ऋक्‌ । 








१. जठरामिद्वारा प्रेरित जो शरीरान्तर्गत प्राणवायु है वही ऊपरकी ओर 
जाकर कण्ठादिसे आइत हो वर्णोके रूपमें अभिव्यक्त होता है। देवताधिकरणर्म 
वाककरे प्राणात्मिका ही निश्चित किया गया है और ऋक वागात्मिका बतलायी गयी 
है इसलिये उसका धराणमें अन्तर्भूत होना उचित ही है । 


ब्राह्मण रे ] शाद रभाप्याथे श्श्रे 
ब्कॉ फट फल बह: न्क: सै चय्ि "32 चाय: 22७ 3: कप ब्यॉर:७ ८ >72:% न्यर्ट 2: नाई 2७ न - पल 
हिपाल्‍्यते चाक्‌। अप्राणस् शब्दों- पति है । प्राणसे ही बाणीका 
छ ल्न्‌ चर ४ य् कि प्रा णहीनके 
चारणसामर्थ्यामावात्‌ । तस्मादु कक हक मराणदीनका 
जब्दोचारणकी णक्ति नहीं होती ) 
अत यह बृहस्पति यानी ऋचाओ- 
त्यर्थः | २०॥ का प्राण अर्थात्‌ आमा है ॥२०॥ 


क 


बृहस्पतिऋ चां प्राण आत्मे- 








ग्राणके बह्मगन्पतित्वक्री उपपत्ति 


तथा यजुपाम्‌ | कथम्‌ १ इसी प्रकार यह यजुमन्त्रोका भी 
। आत्मा है | किस पकार ! 


एप उ एवं बकह्मणस्पतिवोग्वे ब्रह्म तस्या एष 
पतिस्तस्मादु वह्मणस्पति; ॥ २१॥ 
यह ही ब्रह्मणस्पति है। वाक्‌ ही ब्रह्म है. उसका यह पति है, 
इसलिये यह त्रह्मणस्पति है ॥२१॥ 


एप उ एव ब्रकह्मणस्पतिः ।। यह ही ब्रह्मणस्पति हैं। बक 
वाम्वें ब्रह्म॥ अ्रह्म यज्ञ, तथ्य | दी अह्म है। ब्रह्म अधात्‌ पहु है. 
वागिशेप /एवं । तखया चाचों | अकि वह भी एक झकारको 2 


प्नि ही है । उस वा बु>प्टप भाप 
यजुपो त्ह्मण एप पतिस्तस्मादु कर 


2०28 ब्रह्मका यह पति रे रह पे पूजबेत 
कथ॑ पुनरेतद्वगम्यते बहती- |. कि& ८ हे जया जाता हैं 
कि उच्यों जोर | ऋमश: ऋकछू 

(५ ॒ 
त्रह्मणोऋ' ग्यजुएवं न पुनरन्‍्याथे- | और थ एचक है, इनका 
| फो+ दूर, अर्थ नहीं है ! इसपर 


त्वम्‌ *  इत्युच्यते--वाचोड्स्ते ' जहा अन्तमे [ अथात्‌ 


सामसामानाधिकरण्यनिर्देशा ९ पे 3 0$ १ झ्स 
त्‌' ु >'चाग्वे साम' इ 





श्श्२ 


चृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 


बस कट, ना220 एन क, बट चल या: 29७ व 2:24४, न्याई 2८. नई. 220 “या नें:22७- आई: ८22७ "वि: 


ब्वे साम'” (१॥३॥।२२) इति । 
तथा च वाग्वे बृहती' वाम्वे 
ब्रह्म इति च वाक्समानाधि- 
करणयोकऋ ग्यजुष्टव॑ युक्तम्‌। 
परिशेषाच--साप्नि अभिहिते 
ऋग्यजुपी एवं परिशिष्टे | वा- 
हि 
ऋग्यजुषी ।- तस्मात्‌ तयोवाचा 


ग्विशेषत्वाच्च- वाग्विशेषी 


समानाधिकरणता युक्ता । 
अविशेषप्रसज्ञाचच--सामोद्दीय 

इति च स्पर्श विशेषामिधानत्वम्‌ , 

तथा बृहतीब्रह्मशब्दयोरपि विशे- 


पामिधानत्व॑युक्तम्‌ । अन्यथा 


अनिधारितविशेषयोरानर्थक्यापत्तेश्व 


विशेषामिधानस 


वाक्यद्वारा वाणीका सामके साथ 
सामानाधिकरण्य दिखलाया हैं । 
उसीके समान धवाग्वे चूहती' 
वाग्वे ब्रह्मा इन वाक्योमे जो 
वाकूके समानाधिकरण [ बहती और 
ब्रह्म ] हैं उनका ऋक्‌ू और यजु' 
होना उचित ही है । 

यही बात परिशेषसे भी सिद्ध 
होती है--सामके कह देनेपर ऋक्‌ 
और यजुः ही परिशिष्ट ( शेष ) 
रहते हैं। तथा वागिशेप होनेसे 
भी यही बात माछ्म होती है--ऋक्‌ 
और यजु. ये वाग्विशेष ही हैं | अत. 
वाणीके साथ उन दोनोंका समाना- 
घिकरण होना उचित ही है | 

इसके सिवा [ बृहती और ब्रह्मका 
रूढ अर्थ छेनेसे ]) अविशेषका 
प्रसंग होगा | [ आगे ] साम और 
उद्गीथ कहकर स्पष्टतया विशेषका 
उछेख किया है, उसी ग्रकार बुहती 
और ब्रह्म शब्दोंका मी विशेष अर्थ 
वतछाना आवश्यक है । अन्यथा 
विशेषका निश्चय न होनेसे उनकी 
निरर्थकता ही सिद्ध होगी । यदि 


वाड्मात्र- ' उनका विशेष वाक्‌ ही बतलाया 


ब्राह्मण रे ] शाउएरभाप्याथे १२३ 
200. (५८0५0. « «६-2... बऑप:)0७ बट आग, ब्वप29- ब्वरसियोज- बाप: बस, "कई, कईपिीयिब, नि 


त्वे चोभयत्र पोनरुक्त्यात्‌ | | जाय तो दोनो जगह पुनरुक्तिका 

। प्रसंग होगा। तवा ऋक , यजु:, साम 

ऋग्यजः्सामोद्वी वशब्दानां . च | और उद्दीथ--इन दाच्दोका श्रुतियो- 

हु ऐसा हो क्रम देखा गया है। 

[ इसलिये बृहती और ब्रह्म शब्द 

क्रमशः ऋक्‌ और यजु:के ही 
| बाचक है ] ॥२१॥ 


ओतिष्व॑वंक्रमदशनात्‌ । २१॥ 





कला ्ल9 
प्राणके सामत्वकी उपपत्ति 
एप उ एवं साम वाग्वे सामेष सा चामश्रेति 
तत्साम्नः सामत्वम्‌ | यहूँव समः प्लुषिणा समो मशकेन 
समो नागेन सम एमिस्विसिलोंकेः समोप्नेन सर्वेण 
तस्माह्देव सामाइ्लुते साम्नः सायुज्य« सलोकतां य एव- 
मेतत्साम वेद ॥ २२॥ 
यह ही साम है । वाक्‌ ही 'सा' है और यह ( प्राण ) अम है। 
सा और 'अम' ही साम हैं । यही सामका सामत्व है। क्योकि यह 
आण मक्खीके समान है. मच्छरके समान है, हाथीके समान है, 
इस त्रिकोकीके समान है और इस सभीके समान है इसीसे यह साम है । 
जो शस सामको इस प्रकार जानता है वह सामका साथुज्य और उसकी 
सलोग्ता ग्राप्त करता है ॥२२॥ 
एप उ एवं साम | कथम्‌रैइत्याहइ--. यही साम है । किस अकार सो 
बतलतते हैं---बाक्‌ ही 'सा' है। 
जो कुछ भी ख्लीशब्दवाच्य है वह 
सा वाकू। सर्वश्नीशब्दासिधेय- | वाक्‌ है। 'सा' यह सर्वनाम शब्द 
£ «० 8 6 ०...) | मस्त खीलिज्ञ शब्दोद्दरा कही 
चस्तावप्या 8 स्ंताम सा जानेवाली वस्तुओंको विषय कंरतों 
झब्दः तथा अम एप प्राण) । | है। तथा 'अमः यह प्राण है। 


वास सा यत्किश्वित्द्दीशब्दाभिधेय॑ 


१५७ चृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ₹ 
ब्रिज ब्य<2, बट ब्यार्प2फ, न 29० बज 2 आई २2% व्यॉद-2%, व्याई--22# न्याई २:७० चार जप 
सर्वपुंशब्दाभिषेयवस्तुविषयोज्यः ' “अम' गब्द समस्त पुलछिह्नशब्छोढ़ारा 
' कही जानेवाढी वस्तुओकी विषय 
करता है । “[ यदि कोई पूछे ] 
न्याप्तोषीति, प्राणेनेति द्रयात्केन मेरे पुँछिह नार्मोक्ों तू किसके द्वारा 
कपी ग्राप्त करता है ? तो आणसे!' ऐसा 
/) 5 है 8 

मे खीनामानीति वाचा/ ( कोषी बे और | बढिंयजे कि | लोहिई 
उ० १| ७) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । नामोको किससे प्राप्त करता है तो 
वाणीसे! ऐसा कहे” इस भन्‍्य 
श्रुतसे भी यही सिद्ध होता है । यह 
शब्दः, तथा प्राणनिरवेस्येखरादि- 'साम' शब्द वाक्‌ और प्राणका 
अभिषानमूत है, तथा प्राणसे निषनन 

गीतिः सामणब्दे- के है, मु 
| होनेवाछ्ा जो खरादिका समुदायमत्र 
नाभिधीयते; अतो न प्राणवा- | गान है वह भी 'साम' शब्दसे कहा 
« ८“ | जाता है, अत, वाणीके 
स्वयतिरेंकेण सामनामास्ति कि न है? अत कप टिक: 
0 व्यापारके_सित्रा 'साम्मा नामकी कोई 
खित्‌! खरब॒णदिश्च प्राणनिवत्येत्वा- | वस्तु नहीं है, क्योकि खर और 
सा ; वर्णादि भी प्राणसे निष्पन्न होनेवाले 
स्राणतन्त्रत्वाच्च । एप उ एवं | 
ह और प्राणके ही अधीन हैं। अत' यह 
ग्राणः साम । यस्मात्साम सामेति , प्राण ही साम है। क्योकि सा 


वाक्प्राणात्मकपर--सा चामश्रेति, और अम' इस व्युपत्तिके अनुसार 


संतसल्थाशों 'साम साम! इस प्रकार कहा जाने- 
तत्तस्मास्साम्नो गीतिरूपसय खरा-  वाढ् पदार्थ वाक्‌ और प्राणहूप 


दिसमुदायस्य सामत्व॑ तत्मगीत॑ |. हैं। इसलिये गीतिरूप जो 

सामसज्ञक खरादिसमुदाय है उसका 
झवि। लोकमें सामत्व विख्यात है | 

यद्‌ उ एवं समस्तुल्यः सर्वेण | _ वा क्योंकि आगे कहे जाने- 

वाले प्रकारसे यह सबके समान 

चक्ष्यमाणेन प्रकारेण, तस्माद्दा | यानी तुल्य है, इसलिये साम है-- 


शब्द । “केन मे पोंखानि नामा- 


वाक्प्राणामिधानभूतोज्यं साम- 


समुदायमात्र 





ऋ्राह्मण ३ ] शाइरभाष्यार्थ श्रण 
्यॉ पल ब्यईप नल: 2 कक प्यार >- पक बकरे ०: व्यज बह जप, प्रजा पक 2, याद: ब्यपान ऋ व्या 23... 


सामेत्यनेन सम्बन्धः । वाशब्दः | उस वाक््यके साथ यहदेव “इत्यादि 


सामशब्दलाभनिमित्तप्रकारान्तर- 


| वाक्यका सम्बन्ध है। वा! दच्द 


। 
निर्देशसामथ्यैलभ्यः । केन पुनः 
ग्रकारेण पग्राणय तुल्यत्वप्र्‌ ; 
इत्युब्यते--समः प्लुपिणा पुत्तिका- 
शरीरेण/ समो मशकेन मशक- 
| 


शग्रीरेग, समो नागेन हस्तिशरी- 


शरीरेण प्राजापत्येन, समोड्नेन 
जगदूपेण हैरण्यगर्भेण । पुत्तिका- 
दिशरीरेषु गोत्वादिवत्कात्स्न्येन 
परिसमाप्त इति समत्व॑ ग्राणस; 
शरीरमात्रपरिमाणेनव, 
अमू्तेत्वात्सवंगतत्वाच्च । न च 


न॒पुनः 


घटप्रासादादिप्रदीपव॒त्सझ्लोचवि- 
कासितया शरीरेषु तावन्मात्र 
समत्वप््‌ । “त एते स्व एव समाः 
सर्वेब्नन्ता/” (बु० उ० १। ५। 


१३ ) इति श्रुत्ेः | सर्वंगतस्थ तु 


रेण, सम एमिस्रिमिलेकिखेलोक्य- 


सामशब्दलाभके निमित्तभूत प्रका- 
रान्तरका निर्देश करनेकी सामथ्यसे 
प्राप्त होनेवाला है । तो फिर किस 
प्रकारसे प्राणकी तुल्यता है ” यह 
अब बतलाया जाता है-- यह 
प्राण |] प्लुषि--पुत्तिका ( छोटी 
मकक्‍्खी ) के शरीरके समान है, 
मशक अर्थात्‌ मच्छरके शरीरके 
समान है, नाग--हाथीके शरीरके 
समान है, इन तीनों लोकों अर्थात्‌ 
त्रिलोकीरूप प्रजापत्कि शरीरके 
समान है तथा इप जगद्गूप हिरण्य- 
गर्भके शरीरके समान है। जिस 
प्रकार गोशर्रमे गोलकी पूर्णतया 
व्याप्ति होती है उसी प्रकार यह 
पुत्तिकादि शरीरोंमे पूर्णतया व्याप्त 
है---इसलिये ही प्राण उनके समान 
है, शरीरमात्रके बराबर होनेके कारण 
ही नहीं, क्योकि यह अमूर्त्त और 
सर्वगत है । घट और महल 
आदिके दीपकके समान संकुचित 
और विकसित होनेवाला होनेसे 
शरीरोंमे उन्हींके बराबर रहनेसे 
इसका समत्व नहीं है; जैसा कि “वे 
ये सभी समान है और सभी अनन्त 
हैं” इस श्रुतिसे पिद्ध होता है। 


श्र्द 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


ब्टकिफ नरक पक, न: नई नया 23%: नई ९:22 नयाई ९ 37222. चर: >-28७ व्याई >:2 ७. बाई 22238, आई -:2%७ “वाई 2.3 


शरीरपरिमाणबृत्तिलाभो न 
विरुध्यते । 


एवं समत्वात्सामाख्य॑ प्राण 
वेद यः शुतिप्रकाशितमहत्त्व॑ तस्यै- 
तत्फलग्र-अच्लुते व्यामोति साम्रः 
प्राणस्य सायुज्यं सयुग्भाव॑ समान- 
देहेन्द्रियाभिमानत्वम्‌, सालोक्य॑ 
समानलोकतां वा भावनाविशे- 
षृतः, य एबमेतचथोक्तं साम प्रा 
चेद--आ पग्राणात्मामिसानाशि- 


व्यक्तेरुपास्ते इत्यथः ॥| २२ ॥ 


सर्बंगत ग्राणका शरीरकी परिमाणा- 
नुसार बृत्ति छाभ करनेमें कोई विरोध 
नहीं है | 


इस प्रकार सम होनेके कारण 
सामसज्ञक प्राणको, जिसका महत्त 
श्रुतिने प्रकाशित किया है, जो पुरुए 
जानता है उसे यह फल प्राप्त 
होता है--ब्रह सामसंज्ञक प्राणका 
सायुज्य-सयुग्भाव अथात्‌ उसके 
साथ एक ही देह और इन्द्रियादिका 
अभिमान प्राप्त करता है तथा भावना- 
विशेपसे सालोक्य यानी समानलेकता 
प्राप्त करता है, जो इस प्रकार इस 
उपर्युक्त सामरूप ग्राणको जानता है 


अथात्‌_ग्राणात्मलका अभिमान उदय 
होनेपयन्त उसकी उपासना करता 
है ॥ २२॥ 


ग्राणके उद्बीथत्वकी उपपत्ति 


एष उ वा उद्दीथः ध॥राणो वा्‌ उत्प्राणेन हीद्‌ः सबे- ; 
मुत्तब्धं बागेव गीथोच्च गीथा चेति स उद्गीथ: ॥ २३॥ 


यह ही उद्गबीध है। प्राण ही उत्‌ है, ग्राणके द्वारा ही यह सब 
उत्तब्ध--धारण किया हुआ है । वाकू ही गीथा है। वह उत्‌ है और 


गीथा भी है, इसलिये उद्बीथ है ॥२३॥ 


ब्राह्मण ३ ] 


शाड्ूरमसाप्याथे 


१२७ 


पक नई 22% व्याई के: व्याई ३: 2स्‍ व्याई २2: व्याई ४:22, व्याई (फट नाई 2: नई: नया न कन्या स्‍0 व्या( ८2: 


एप उ वा उद्गबीथः । उद्गीथों 


नाम सामावयवों भक्तिविशेषो 
नोद्ानम्‌ ,/ सामाधिकारात्‌ । 
कथमुद्गीथः ग्राणः * प्राणो वा 
उत्प्राणेन हि. यस्मादिद सर्वे 
जगदुत्तन्धमूध्व॑स्तब्धमुत्तम्मितं 
विधृत्तमित्यथं; । उत्तब्धार्थाव- 
द्योतकोज्यम्ुच्छब्दः प्राणगुणामि- 
धायक/ तस्मादुलआाण! । वागेव 
गीथा शब्दविशेषत्वाद द्वीथमक्तेः। 
गायतेः शब्दाथेत्वात्सा वागेव। 


न दुद्टीथमत्तेः शब्दव्यतिरेकेण 


किश्विद्रप्नुत्मेक्ष्यते । तस्मायुक्त- 
मवधारणं वागेब गीथेति । उच्च 
प्राणो गीथा च प्राणतन्त्रा वागि- 
त्युभयमेकेन शब्देनामिधीयते स 
उद्बीथ। ॥ २३॥ 





यह ही 'उद्गीय' है 'उद्बीय शब्दसे 
सामकी अवयवभूत भक्तिविशेष 
अभिप्रेत है, उद्बान नहों, क्योकि 
यहाँ सामका ही अधिकरण है। 
प्राण उद्गीयथ किस प्रकार है 7-प्राण 
ही उतः है, क्योंकि प्राणसे ही यह 
सब जगत्‌ उत्तब्ब---ऊपरकी 
ओर ठहरा हुआ अथात्‌ विधृत है । 
“उत्तव्य! अर्थका द्योतत करनेवाला 
यह उत्‌” अब्द प्राणका गुण 
बतलानेवाला है | अतः प्राण उत्‌ 
है। वाक्‌ ही गीथा है, क्योंकि 
उद्बीथभक्ति रब्दविरोेष ही है। भा 
घातुका अर्थ शब्द करना है, अत 
गीथा वाक्‌ ही है। उद्दीथभक्तिके 
खरूपकी शब्ठके सिवा ओर कांड 
उ्परेक्षा नहीं की जा सकती | अव 
वाक्‌ ही गीथा है---ऐसा निश्चय करना 
उचित ही है | उत्‌ प्राण हैं. और 
गीथा ग्राणतन्त्रा वाकू है, अत इन 
दोनोंका एक ही गच्ठसे कथन होता 
है, वह शब्द 'उद्बीथं है ॥२३॥ 





उक्तार्थक्ी पुश्कि लिये आख्यायिका 
तडापि ब्रह्मदत्तश्रेकितानेयो राजानं भक्षयन्नु- 
वाचाय॑ त्यस्य राजा मू्धानं विपातयतायदितो(यास्य 
आड़िरसोपन्येनोद्गायदिति वाचा च होव स प्राणेन 
चोदगायदिति ॥ २४ ॥ 


१२८ वृहदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय १ 
बट बे: ब्कनकर नव न: नई 2220 बाई: नई न 2- नकद: 2:2७ व्याट: 22736. व्याई-८ 2० नया 32% न्यरे >, 
उस [ प्राण ] के विपयमे यह आख्यायिका भी है--चैकितानेय 

#० की ६. हू 
ब्रह्मदत्तने यज्ञमे सोम भक्षण करते हुए कहा, “यदि अयास्य और अंब्वि रस- 
नामक मुख्य प्राणने वाक्यसयुक्त प्राणसे अतिरिक्त देवताद्वारा उद्गबान किया 
हो तो यह सोम मेरा शिर गिरा दे ।” अतः उसने प्राण और वाकके हीं 


द्वारा उद्बान किया था--ऐसा निश्चय होता है ॥२४॥ 


तद्भापि तत्तत्रेतसिमन्नुक्तेष्थें 
हाप्याख्यायिकापि श्रूयते ह स्म। 
ब्रह्मदत्तो नामतः, चिकितानस्था- 
पत्यं . चेकितानस्तदप॒त्य॑ युवा 
चैकितानेयः, राजानं यज्ञे सोम॑ 
भक्षयन्नुवाच । किम ( अय॑ 
चमसस्थो मया भक्ष्यमाणो राजा 
त्ययय तस्य ममानृतवादिनो 
मूधोन शिरों विषातयताहिस्पष्ट 
पातयतु । तोरय तातडादेश 
आशिषि लोट , विपातयतादिति । 
यद्यहमनृतवादी स्यामित्यथः । 


तद्गापि---उस अर्थात्‌ इस 
उपयुक्त विपयमें यह आख्यायिका 
भी सुनी जाती है--बह्मदत्त नाम- 
बाला चेकितानेय--चिकितानके पुत्र 
चैकितानका युवसज्ञक# अपत्य 
( सतान ) यज्ञमें राजा अर्थात्‌ 
पोमका भक्षण करता हुआ बोला। 
क्या बोला---“यह भेरे द्वारा भक्षण 
किया जाता हुआ चमसस्थ सोम 
त्यस्य---उस मुझ मिथ्यावादीके 
मस्तककोी विपतित--विस्पष्टतया 
पतित कर दे, अथात्‌ यदि मैं 
मिथ्यावादी होऊँ तो ऐसा हो ।”” यहाँ 
[ आशिपि छिड्लोटी इस सूत्रके 
नियमानुसार ] आशीवोद अर्थमें लोदू 
लकार है | 'विपातयतु' के 'व' 
प्र्ययको तातड्‌ आदेश होकर 'विपा- 
तयतात! यह रूप सिद्ध हुआ है ।| 





>----त++++ 


# व्याक्रणशास्त्रीय प्रक्रियार्मे अपत्य तीन प्रकारके माने गये हें।- १ अनन्तरा- 
पत्य) २ गोजापत्य और ३ युवापत्य । पुत्रको अनन्तरापत्य कहते हैं, पौन्रसे लेकर 
जितनी भी द्वोनेवाली पीढ़ियों हैं, सभी गोत्रापत्य कहलाती हैं, किन्तु जिसके पिता 
आदिमेसे कोई भी जीवित हो, वह सतान यदि मूल पुरुषसे नीचेवी चौथी आादि 
पीढियोंमेंसे है अर्थात्‌ पौत्रका पुत्र आदि है तो उसऊो युवापत्य कहते हैं। 

ग सस्क्ृतमें आजा अर्थ्मे 'छोट? छकार होता है । उसका आगीर्वादके अर्थमें 


ऋ्राह्मण ३े ] शाइूरमभाष्याथे श्र 

९ १ अप आ<ू2.. अ६ू2 बाप (इडिक-+82 ५६०० ९२... 8२०2 
कर्थ पुनरनृतवादित्वप्राप्तिः ! | किन्तु मुझे मिथ्यावादित्वकी ग्राति 

इत्युव्यते--यद्यदीतोउस्मात्य-..! कैसे हो सकती है ? सो बतलाया जाता 


| है ६ पर 

ह  है--“'यदि इस ग्रक्ंत वाक्सयुक्त 
कृतात्‌ आणाहावकससुक्ता । >> मुख्यग्राणके 
प्‌ जप | प्राणसे अयास्थने, जो मुरू 


अयात्य+--झुख्य्राणाभिधायकेन |! वाचक अयास्याह्विस्स शब्दद्वारा 
अयाय्याजिरसशब्देनामिधीयते , कहा जाता है और जो विश्वकी रचना 
विश्वसृजां पूरषपीणां सत्रे उ्ाता--_ करनेवाले पूर्ववर्ती ऋषियोके सत्नमे 
सोज्न्येन देवतान्तरेण वाक्प्राण- | उद्गाता था, उसने यदि वाक्संयुक्त 
व्यत्तिरिक्तेनोदगायदु द्वान॑ कृत- | आणसे भिन्न किसी अन्य देवताह्वरा 
वान, ततोज्हमनृतवादी थाम, | न किया हो तो मै मिध्यावादी 


है 5 ०. __ | ठहरूँगा, अतः देवता विपरीत ज्ञान 
तस्थ सं दवता पतृ१ रीतग्रतिपत्तु- 
9 > | रखनेवाले उस मेरा मस्तक गिरा 


मूधोन विपातयतु, इत्येवं शपर्थ दे।” इस प्रकार उसने जो शपथ की 
चकारेति विज्ञाने प्रत्ययदाब्येकर्ते- ' यह विज्ञानमे प्रत्ययकी दढता करनी 
व्यतां दर्शयति | ' चाहिये-इस वातको प्रकट करती है। 

तमिममाख्यायिकानिधोरित- . आख्यायिकाह्ारा निश्चित इस 
सर्थ स्वेन वचसोपसंहरति  अर्थका श्रुति अपने वचनसे उपसंहार 
श्रुतिः--वाचा च॒ प्राणप्रधानया करती है--उस अयास्य आइ्विरस 
ग्राणेन च स्वस्यात्मभूतेन सो- ' उदताने आरणप्रष्न वाणीसे और 
ज्यास्य आइह्विस्स उद्गातोदगाय- | अपने आत्मभूत प्राणसे ही उद्भान 
दित्येपोज्थों निधारितः शपथेन | किया धा-यही अर्थ इस शपवसे 
॥२४॥ ' निश्चित होता है ॥२४५॥ 


कअि-ना्ल्ण कककत--_ 











भी प्रयोग होता है उसके प्रथमपुरुषक्षा एक्वचन प्रत्यय 'ति! है, उदीके 
इक्ास्को उक्ऋर आदेश होनेसे 'ठ' होता है और क्तिर उत्तक्ष 'तातइ” आदेश 





होकर 'ठात रूप बनता है। 
ब॒० छ० ६३७--१८-- 


१३० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बन चार्ट ८22 नाई ८220० व्याईए >:ट ७ ब्यटय-2 व्या२:2%- नए: व्यई २: न्य३८22७. ऑर्ट2% "एफ नई २१ 


सामके स्वभूत स्व॒रकों सम्पादन करनेक्री आवश्यकता 

तस्य हैतस्य साम्नो यः ख्॑ वेद भवति हास्य 
ख॑ तस्य वे खर एवं रब तस्मादात्वित्यं करिष्यन्वाचि 
सरमिच्छेत तया वाचा खरसस्पन्नयात्विज्यं कुर्योत्तस्मा- 
यज्ञे खरबन्तं दिरक्षन्त एवं | अथो यस्य स्‍व॑सवति 


भवति हास्य स्व य एवमेतत्साम्नः स्व॑ वेद ॥ २५ ॥ 
जो उस इस सामशब्दवाच्य मुख्य प्राणके ख ( धन ) को जानता 
है उसे धन प्राप्त होता है | निश्चय खर ही उसका घन है | अतः ऋतिक्‌ू- 
कर्म करनेवालेको वाणीमे खरकी इच्छा करनी चाहिये । उस खरसम्पनन 
वाणीसे ऋचिक्‌ कम करे । इसीसे यज्ञमे खरवान्‌ उद्बाताक्ो देखनेकी इच्छा 
करते ही हैं । लोकमें भी जिसके पास धन होता है [ उसे ही देखना 
चाहते हैं | । जो इस प्रकार इस सामके घनको जानता है उसे घन प्राप्त 
होता है ॥२५॥ 
तस्येति प्रकृत॑ ग्राणममि- | 'तस्थ' इस सर्वनामसे श्रुति 


शैतस्थे , | प्रकृत प्राणका सम्बन्ध दिखाती 
सम्बध्नाति । ति झुख्य॑ | है। (है एतस्य! इन पदोसे श्रुति 


मुख्यप्राणीी. अह्'ुलिनिर्देशद्वारा 
बतलाती है । साम अथोत्‌ साम- 
सामशब्दवाच्यस्थ प्राणस्य यः रव॑ | शब्दवाच्य मुख्यप्राणके ख यानी 


| हे धनको जो पुरुष जानता है उसे 
धन बेद, तस्य ह कि स्थात्‌ ६ क्या फल मिलता है “उसे घवकी 


भवति हाथय खपत | फलेन अलो- | 7 तिं होती है। इस ग्रकार फके 
ह॒ द्वारा प्रलछोभित कर उसे अपनी ओर 


भ्याभिमुखी कृत्य झुश्रेषवे आह-- ! अभिमुख करके श्रुति शवणके इच्छुक- 


व्यपदिशत्यमिनयेन । साम्नः 


ब्राह्मण ३ ] शाड्ूरभाष्यार्थ १३१ 
कई बह: 2. नई 22% यह 3८24 यह 2स्‍%- व्य7-  ब्यह ट24- व्यईड 2: चाप े:2)%, नह >ट बह न व्यापक. 
तस्य वे साम्रः खर एव खम्‌ । | से कहती है--निश्चय उस सामका 
खर ही धन है। खर कण्ठगत 
मघुरताको कहते हैं, वही इसका 
वास्य स्व॑ विभूषणमस्‌ । तेन हि | धन--विभूषण है । उसके द्वारा 
पितमृद्धिमह॒क्ष्य भूषित होनेपर ही उद्घान समृद्धिमान्‌ 
| 5 

52003 5005 दिखायी देता है । 
यस्मादेव॑ तस्मादार्विज्य | कि ऐसा है, इसलिये आलिज्य 
कह किक | यानी उद्बानरूप ऋलिक्कर्म करते 
ऋत्विकरमोंहान॑ फरिष्यन्याचि | _ए ख़रके द्वारा सामकी समृद्धि 
विषये वाचि वागाश्रितं खरमि- | सम्पादन करनेकी इच्छावाले उद्गाताको 
च्छेत इच्छेत्‌ साम्रो 'धनव्तां वाणीके विषयमे अथात्‌ वाणीके आश्रित 
कीएर , | स्व॒रकी इच्छा करनी चाहिये | यह 
स्वरेण चिकीपुरुद्वाता। इंदं तु , तो प्रासद्विक विधान किया गया है, 


प्रासद्भिक॑ विधीयते; साम्रः सौख-  सामकी सुस्वरता अर्थात्‌ ख्वखत्त- 
ब् ६ - ] प्रतीति कतंब्य होनेपर इच्छामात्रसे ही 
थेंण खरबच्यप्रत्यये कतेव्ये इच्छा- 


| उसकी सुस्व॒रता नहीं हो जाती । 
मात्रेण सोखय न भवतीति दन्त- इसलिये तात्पर्य यह है. कि दन्‍्त- 


। 
धावनतैलपानादि दिके वलसे 
धावनतैलपानादि सामथ्य॑त्कत- | और तैलपान बह 
सुस्व॒रताका सम्पादन करना चाहिये। 


>> 0 वेग नस 5 
व्यमित्यथः | तयैवं सस्कृतया इस प्रकार सस्कारयुक्त हुई उस 
वाचा स्वस्सम्पन्नयात्विज्य कुर्यात्‌। | स्वस्सम्पन्न वाणोसे ऋतिककर्म करे। 
तस्माचस्मात्साश्रः स्वभूतः |. मेंत क्योकि स्वर सामका घन 
के ८ । ये उसीसे साम विभूषित होता 

स्व॒रस्तेन स्वेन भूषितं साम | है, इसल्ये का साम विभूषिन हो 
की आस है। इसीसे लोकिक पुरुष जिस प्रकार 
जता यज्ञ सवस्न्तमुह्वातार दिद- | धनीको देखना चाहते हैं. उसी प्रकार 


छैन्त एच द्रष्टमिच्छन्त एवं धनि- यज्ञमे स्वससम्पन्न उद़्ाताकों ही 
हक बल ह ६ देखनेकी <८ 
नोसव लोकिका। । प्रसिद्ध हि, [ इच्छा करते हैं। लेके 


खर इति कण्ठगत॑ माधुय तदे- 


१३२ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
रद ४० बा ट22 नई ८2% ब्यई>-2:० "ए*पक जब < 2८29, ाई>:22%, का: व्याई 2: “ये 22% नई ८23, नई िट क, 
लोकेब्यो अपि यस्य रव॑ धनं । यह प्रसिद्ध ही है कि जिसके पास 
के हो कार ल्‍्। पे है डउ घनी को 
भवति त॑ धनिन दिद्थन्ते इति | _] दोता है उस ध्नौको 
द लोग देखना चाहते हैं, इस प्रकार 
सिद्धस्य गुणविज्ञाकलसम्बन्धय सिद्ध हुए गुणविज्ञानरूप फब्के 
उपसंहारः क्रियते--भवति हास्य संम्बस्थका जो इस प्रकार इस 
र , --- सामके धनको जानता है उसे घन 
एवमेतत्साम्नः 
विओ प्ताज्ञ! सत्र वदत होता है? इस वाक्यद्वारा उप- 


॥२५॥ सहार किया जाता है ॥२०॥ 











सामक्के सुवर्णनो जाननेका फल 
अथान्यो शुणः सुवर्णवत्ता-! अब सुवर्णवत्तारूप दूसरे गुणका 
लक्षणो विधीयते । असावपि , नितरीन किया जाता है।वह भी 


अन्तर ही 
मे स्विशेष:-_..परता ही है। अन्तर इतना 
सोखर्गमेव॒ । एतावान्विशेष है कि पहले छुखरता का 


(७५ #+ 
पूर्व कण्ठगतम्राधुयंसिदं तु लाक्ष- , गत माधुर्य थी और यह सुबर्ण- 
णिक॑ सुवर्णशब्दवाच्यम्‌ । | रब्दवाच्य माधुर्य छाक्षणिक है। 


तस्य हेतस्य साम्नो यः सुबर्ण वेद भवति हास्य 
सुबर्ण तस्य वै खर एवं सुवर्ण भवति हास्य सुबर्ण य 
एवमेतत्साम्नः सुबर्ण वेद ॥ २६ ॥ 
जो उस इस सामके सुबर्णको जानता है उसे सुवर्ण प्राप्त होता है | 
उसका खर ही सुवर्ण है | जो इस प्रकार इस सामके सुवर्णको जानता है 
उसे छुवर्ण मिलता है ॥२६॥ 


तस्य हेतस साम्रो यः सुवर्ण]| जो उस इस सामके सुवर्णको 
है ५ जानता है उसे सुबर्ण प्राप्त होता 
वेद भवति हास्य सुवर्णम्‌। सुवर्ण- | है । स्वर और खुबर्ण इन दोनोके 


पघ्राह्मण ३ ] शाएरभाप्यार्थ १३३ 
ब्वर्ट 32% न्यर्ट >. ७७ ज्कर्ट + ७० ब्यर्ट >. 2 ब्य > 22० न्वर्ट 02 ब्क >2:७- ब्करे मे 220०. ब्यट>72 3७. बर्द 3.०, "कप 2७ बस: 
घब्दसामान्यास्खस्सुवर्णयो! छा- हियरे सुबर्ण शब्दका प्रयोग समान- 
ग्पसे होता है, श्सलिये उस गुणके 
त्रितानवा पाल लोकिक सुबर्ण ही 
भवतीत्यथः । तस्य बे खर एवं ऐतीहें । निश्चय स्वर हो उस 

है ह ,.. (साम ) का सुवर्ण है । जो इस 
सुबणम्‌ | भवात हाम्म सुबण ये प्रकार ?स सामके सुरणकी जानता 
४ उसे सुबरग॑ मिलता हँ--इस 
प्रकार सत्र अर्थ पूर्वचत्‌ समझना 
वन्मबेघ् ॥ २६ ॥ चाहिये ॥२६॥ 


किकमेद स॒बर्ण गुणवितानकलं 


एवमेतन्साम्नरः सबण बेंढ़ेति पृ्वे- 


०, 
हे 








सामऊे प्रतिष्टागणकी जाननेवाडेका फल्ड 

तथा प्रतिष्ठागुणं॑ विवित्स-.. इसी प्रकार सामके प्रतिष्ठागुणका 
विधान करनेकी इच्छासे श्रति 

, कहती है- 
तस्य हतस्य साम्नी यः प्रतिष्ठां वेद प्रति ह 
तिष्ठति तस्य वे वागेब प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष 

बा पं 
एतत्पाणः प्रतिष्ठितो गीयतेषन्न इत्यु हैक आहुः॥ २७॥ 
जो उस इस सामकी प्रतिष्ठाकों जानता है वह प्रतिष्ठित होता है । 
उसकी वाणी ही प्रतिष्ठा है । निश्चय वाणीमें प्रतिप्ठित हुआ ही यह्द प्राण 
गाया जाता है। कोाई-कोई यह कहते हैं कि वह अन्नमें प्रतिष्ठित होकर 

गाया जाता हैं! ॥२७॥ 

तस्य हेतस्य साम्रो यः प्रतिष्ठां। जो पुरुष उस इस सामकी 
प्रतिष्वाको जानता है । जिसमें 
चेद । प्रतितिष्ठत्यस्यामिति प्रतिष्ठा | [ साम ] अतिष्ठित है वह वाक्‌ 
उसकी प्रतिष्ठा है, उस सामकी 
वाक्तां ग्रतिष्ठां साम्नो घुर्ण यो | गुणभूत प्रतिष्ठाकों जो जानता है 


ज्ञाह-- 


१३४ बहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 

बर्थ: 29 <( कर, बट: 2८% व्या>-2:%- नई 22% व्यय 2८22 कप न्याई 2 व्यो 3-७ व्यास क 
वेद स प्रतितिष्ठति ह । “त॑ यथा | वह प्रतिष्ठित होता है । “उसे जो 
जिस प्रकार उपासना करता है 

यथोपासते” इति श्रुतेस्तद्गुणत्व॑ | [ वही हो जाता है ]” इस श्रुतिके 

| अनुसार उसका उसी ग़ुणवाला हो 


युक्तम ! जाना उचित ही है । 


पूरव॑वत्फलेन प्रतिलोभिताय का |. फलके द्वारा प्रलोभित हुए तथा 
दे 


प्रतिष्ठेत्ति शुश्रूषे आह-तस्य वे 
साम्रो वागेव। वागिति जिह्ना- 
मूलीयादीनां खानानामाख्या, 
सैंव प्रतिष्ठा, तदाह--वाचि हि 
जिह्ममूलीयादिषु हि यस्मात्मति- 
छितः सन्नेष प्राण एत्ानं गीयते 
गीतिभावमापथते तस्मात्साम्नः 
प्रतिष्ठा वाकू । अन्ने प्रतिष्ठितो 
गीयत हत्यु हेकेष्न्ये आहुः । 


इह अतितिष्ठतीति युक्तम्‌ । अनि- 


| वह प्रतिष्ठा क्या हैं! यह छुननेकी 
: इच्छावाले पुरुपसे श्रुति पूर्ववत्‌ कहती 
है--निश्चय उस सामकी वाक्‌ ही, 
वाकू यह जिहामूलीयादि स्थानोंका 
नाम है, वही प्रतिष्ठा है । यही बात 
श्रुति कहती है--क्योंकि वाणी 
अथोत्‌ जिह्ामूछोयादि. स्थानोमें 
| प्रतिष्ठित हुआ ही यह प्राण यह 
गान गाया जाता है अर्थात्‌ गीति- 
, भाषको ग्राप्त होता है, अत' वाकू्‌ 
' सामकी प्रतिष्ठा है। यह अंन्नमे 
! प्रतिष्ठित हुआ गाया जाता है--ऐसा 
| कोई-कोई--अन्य छोग कहते हैं | 
। अतः यह इसमें प्रतिष्ठित है-- 
| ऐसा मानना उचित है | यह अन्य 


न्द्तत्वादेकीयपक्षस्य विकल्पेन | पुरुषोका मत भी निर्दोष है, इसलिये 


प्रतिष्ठागुणविज्ञानं कुर्याद्‌ वाग्बा 


प्रतिष्ठान्न॑ वेति ॥| २७॥ 


विकल्पसे प्रतिष्ठागुणविज्ञान करे 
अर्थात्‌ वाक्‌ प्रतिष्ठा है अथवा अन्न 
प्रतिष्ठा है--ऐसी दृष्टि करे ॥२७॥ 


कल 





१ अन्नके परिणामसूत झरीरमें । 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथे ४ १्श्५ 
ब्कॉर्सेट 3 न्य२८20७, ब्यरईव८0- नए: बकॉ >:20- -क*:)%, व्कॉ 3८ बह > ८) फ, न > 2 नया >८ 234 ब्य२:2)% व्यापक 


प्राणोपातकके लिये जप्का विधान 
एवं ग्राणविज्ञाननतो जपकम | इस प्रकार आ्राण-विज्ञानवानके 
लिये जपकर्मका विधान इष्ट है। 
विधित्स्यते । यद्दिज्ञानवतो जप्‌- | जिस विज्ञानसे युक्त पुरुषका जप- 
कर्ममें अधिकार है वह विज्ञान कह 
कमेण्यधिकारस्तठिज्ञानमुक्तम्‌ । | दिया गया । 

अथातः पवमानानामेवाभ्यारोहः । स वे खल्ु 
प्रस्तोता साम भ्रस्तोति स यत्र प्रस्तुयात्तदेतानि जपेत्‌। 
असतो मा सद्रमय तमसो मा ज्योतिगमय म॒त्यो- 
माँस्तत॑ गमयेति । स यदाहासतो मा सदह्वमयेति 
म॒त्युवा असत्सदस्ततं॑ झत्योमोस्तत॑ गमयाझ्तं मा 
कुवित्येवेतदाह । तमसो मा बव्योतिर्गमयेति झुत्यवें 
तमो ज्योतिरम्तं मुत्योमोम्गतं॑ गमयामृतं मा कुवित्ये- 
बेतदाह । मृत्योमॉम्त॑ गरयेति नातन्र तिरोहित- 
मिवास्ति। अथ यानीतराणि स्तोत्राणि तेष्चात्मनेःन्नाथ- 
मागायेत्तस्माद तेषु वर॑ वृणीत य॑ काम॑ कामयेत त* 
स॒ एप एवंबिदुद्वातात्मने वा यजमानाय वा य॑ काम 
कामयते तमागायति तडेतलोकजिदेव न हैवालोक्य- 

ताया आशास्ति य एवमेतत्साम बेद ॥ २८ ॥ 
अब आगे पवमानोंका ही अम्यारोह कहा जाता है। वह प्रस्तोता 
निश्चय सामका ही प्रस्ताव ( आरम्म ) करता है । जिस समय वह अ्रस्ताव 
करे उस समय इन मन्त्रोंकी जपे--असतो मा सद्मय', 'तमसो मा 


१३६ '. चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्ईपसि बयईट22 बई नि, ब्यर्ट कफ नई 2:26 नर 2229, नाई (22७. ब्याई: ०2७ दा 2 "कर 29%, नई 3:22, चाई ००) 
ज्योतिर्गमय', 'मृत्योमाम्रत गमय” |# वह जिस समय कहता है-- मुझे 
असतसे सतकी ओर छे जाओ' यहां मृत्यु ही असत्‌ है और अम्रत सत्‌ 
है । अत, वह यही कहता है कि मुझे म्ृत्युसे अम्ृतकी ओर ले जाओ 
अर्थात्‌ मुझे अमर कर दो | जब कहता है-'मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी 
ओर छे जाओ' तो यहाँ मृत्यु ही अन्धकार है और अमृत ज्योति हैं यानी 
उसका यही कथन है कि मझत्युसे अमग्ृतकी ओर ले जाओ अर्थात्‌ मुझे 
अमर कर दो | मुझे मृत्युसे अग्ृतकी ओर ले जाओ--इसमे तो कोई बात 
छिपी-सी है ही नहीं । इनके पीछे जो अन्य स्तोत्र है उनमे अपने लिये 
अन्नायका आगान करे | उनका गान किये जानेपर यजमान वर मॉगे और 
जिस भोगकी इच्छा हो उसे मॉगे | वह यह इस प्रकार जाननेवाला 
उद्बाता अपने या यजमानके लिये जिस भोगकी कामना करता है उसीका 
आगान करता है | वह यह प्राणदशन छोकप्राप्तिका साधन है । जो इस 
प्रकार इस सामको जानता है उसे अलोक्यताकी आजा ( प्रार्थना ) तो 
है ही नहीं ॥२८॥ 


अथानन्तरं यस्माश्चेव॑ विदुषा , . इसके पश्चात्‌ , क्योंकि इस प्रकार 

हि सन जाननेवाले उपासकके द्वारा प्रयोग 
प्रयुज्यमानं देवभावायाभ्यारोह- | किया हुआ अभ्यारोहफल्याला 
फल जपकम, अतस्तस्मात्तद्धिधी- | जपकर्म देवभावकी प्राप्ति करानेवाला 
है, इसलिये यहों उसका विधान 

बुरे । तस्थ चोद्रीथसम्बन्धा- | दया जाता है उदोभत  ताकर 
त्सवेत्र आप्तो पवसानानामिति | होनेके कारण उसकी सर्वन्न प्रापि 
७ | होनेपर 'पवमानानाम (परवमानोके) 

988 पवमानेषु त्रिष्वपि कते इस, वन तीन अननानान हा 
व्यतायां ग्राप्तायां पुनः काल- उसकी ग्राप्ति होती है--ऐसा प्राप्त 


# “मुझे असतूसे सतूकी ओर ले जाओ”, "मुझे अन्धकारसे प्रकाशकी ओर 
ले जाओ, 'मुझे मृत्युसे अमरत्वकी ओर ले जाओ? । 





च्राह्मण रे ] शाइय्माष्याथे १३७ 
ब्कसनि- फ ब्कन-क न्या 2) न: न्यरई> ०2७. व्य २-3%-- बट 2८20७. व्कई२०.3० न्यद 2:0७ न्यर्दर ३ 2)8, व्य् (०-29 ब्यद:22% 
सझ्लोच॑ करोति--स वे खलु : होनेपर स वै खल्ड़ प्रस्तोता साम 

३०. / प्रस्तीति' इस वाक्‍्यसे श्रुति उस 
पलीता: शो बंतीति से अति उसे वाकग खत का 
, पुन. काल्सकोच करती है । अर्थात्‌ 


प्रस्तोता यत्र यस्मिन्काले साम 
प्रस्तुयात्मारभेत. तस्मिन्काल 
एतानि जपेत्‌ । 


अस्य च जपकमेण आख्या 
अस्यारोह इति । आभिमुख्येना- 
कप ७ «5 चृव् पे 
.रोहत्यनेन जपकमंणवंबिद्‌ देव- 
भाषमात्मानमित्यम्यारोह। । एता- 
नीति बहुवचनात्त्रीण यजू'पि । 
हितीयानिर्देशाद्‌. ब्राह्मणोत्पन्न- 
त्वाच्च यथापठित एवं खरः प्रयो- 


क्तव्यो न सानन्‍्त्रः | याजमान 


हर 
जपकम | 
एतानि तानि यजू'पि-- 
असतो मा सद्बमय! 'तमसो मा 
ज्योतिगंमय' 'मृत्योर्मासत गमय! 


' जिस समय वह ग्रस्तोता सामका 
प्रस्ताव--प्रारम्भ करे उस कालम 
। इनका जप करे । 
। इस जपकर्मका अभ्यारोह' यह 
| नाम है। इस जपकर्मके द्वारा इस 
| प्रकार प्राणकी उपासना करनेवाला 
| पुरुष अभिमुखतासते अपने देवभावको 
| आरूढ--मप्राप्त हो जाता है, इसलिये 
| यह अभ्यारोह है । 'एतानि' यह वहु- 
| बचनानत होनेके कारण ये तीन 
यजुर्मन्त्र हैं तथा 'एतानि' शब्दमे 
द्वितीयानिर्देश और इन मन्त्रोक 
ब्राह्मममागजनित होनेके कारण 
इनमे इनके पाठके अनुसार ही 
स्वरका प्रयोग करना चाहिये, 
मान्त्रखरका नहीं ।* यह जपकर्म 
यजमानका है । 

वे यजुर्मन्त्र ये है---असतो मा 
सद्गबमय”, “'तमसो मा ज्योतिग्मय, 
मृत्योमाम्र्त॑ गमय' | मन्त्रोंका अर्थ 


# जहां मान्त्रस्वर विवक्षित होता है वह तृतीयासे निर्देश किया जाता है, 
जैसे--““उचैऋचा कियते” ““उच्चैः साम्रा” “उपांशु यजुषाः इत्यादि वाक्योंमे 
कहा गया है। परन्तु यहां 'एतानि? ऐसा ह्वितीया विभक्तिका निर्देश है। इसलिये 
इस स्थानमें जपकर्मकरी ही प्रतीति होती है; मान्त्रवरकी प्रतीति नहीं होती । 


२३८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


ब्वाई सबके नया: न्याई ९:23, ०८५०:२ ७ न्यह2स्‍0, -4ई पक, "क<--22% "्याई 2:29 च्याएय-स्‍- ब्या:20७ व्या 22% 


इति । मन्त्राणामर्थस्तिरोहितो 
भवतीति खयमेव व्याचए्टे ब्राह्मण 
मन्त्राथम--स मनन्‍्त्रो यदाह 
यदुक्तवान्कोञ्सावथ:! इत्युच्यते- 
असतो मा सद्दमया इति/ 
सृत्युवा असत्‌ृ--खाभाविककर्मवि- 
ज्ञाने मृत्युरित्युच्येते। असद्‌ 
अत्यन्ताधोभावहेतुत्वात्‌ । संद- 
सतम्‌-सच्छाख्नीयकर्मविज्ञाने -- 
अमरणहेतुत्वादम्ृतम्‌ । तस्माद- 
सतो असत्कमणोउज्ञानाञ् मा मां 
सच्छाह्लीयकर्मविज्ञाने गमय देव- 
भावसाधनात्ममावमापादयेत्यथः । 


तत्र वाक्याथंमाह-अम्त॑ मा 
कुविस्येबेतदाहेति । 


तथा तमसों मा ज्योति- 
गंमयेति । मृत्युवें तमः सर्च 





गूढ़ होता है, इसलिये ब्राह्मण 
स्वय ही इन मन्त्रोंके अर्थकी व्याख्या 
करता है । जिसे वह मन्त्र कहता 
है, वह अर्थ क्‍या है ? सो बतढाया 
जाता है--असतो मा सद्वमय 
इस मन्त्रमें मृत्यु ही असत्‌ है, 
स्वाभाविक कर्म और विज्ञानकों मृत्यु 
कहते हैं । वह अत्यन्त अधो- 
गतिका हेतु होनेके कारण असत्‌ 
है। सत्‌ अमृत है, सत्‌ शात्रीय 
कम और विज्ञानका नाम है, वह 
अमरताका हेतु होनेके कारण अमृत 
है | अतः असत--असत्कर्म अर्थात्‌ 
अज्ञानसे मुझे सत्‌--शाख्रीय कर्म 
और विज्ञानको प्राप्त कराओ। अर्थात्‌ 
देवभावके साधनमभूत आत्ममावकी 
प्राप्ति कराओ । यहाँ श्रुति वाक्यका 
फलित अर्थ बतलाती है--सक्े 
अमर करो! यही कहता है । 


तथा 'तमसो मा ज्योतिर्गभय -- 
इस मन्त्रमें मृत्यु ही तम है; 
आवरणात्मक होनेके कारण सारा 


झज्ञानमावरणात्मकत्वात्तमः तदेव | ही अज्ञान तम है और वही मरणका 
च मरणहेतुत्वान्मृत्युः | ज्योति- | हे होनेके कारण झत्यु है। अत 


रखत॑ पूर्वोक्तविपरीतं देव ख- 
रूपम््‌ । ग्रकाशात्मकत्वाज्जञान 





ज्योति है, वह पहले बतढाये हुए 
मृत्युसे विपरीत दैव--देवतासम्बन्धी 
स्वरूप है | प्रकाशस्वरूप होनेके 


च्ाह्मण ३ ] शाइ रभाष्याथे १२० 
न्यॉ ८:2७ नहर >: 2 नारद" >-प- व्य>24% न्यर ०-22 चर्ड 7 आक व्यो८2॥, व्याए ३2 नया टेक व्यापक, व य:  व्य 2:22 
ज्योति), तदेवाम्ृतमविनाशात्म- | कारण ज्ञान ही ज्योति है; वही अवबि- 
नाशात्मक होनेके कारण अग्ृत है। 
अतः तमसो मा ज्योतिर्गमय” इसका 
गंमयेति . पूच॑बन्मृत्योमासत॑ | अर्थ पूर्वबत्‌ 'मुझे मृत्युसे अम्ृतकी 
पर हिग +&« | ओर ले जाओ इत्यादि है। [उक्त वाक्‍्य- 
मयत्याद अमृत सो कोच | (या जप करनेवाला ] यही कहता है 
त्येवेतदाह--देव॑ प्रजापत्यं फल- | कि सुझे अमर करो अथोत्‌ मुझे देवता 
और प्रजापतिसम्बन्धी फल ग्राप्त 

कराओ। 
पूर्वी मन्त्रोज्साधनखभावात्‌ |. ईनमे पहला मन्त्र 'मुझे असाधन- 
८ ढ्िती खभावसे साधनखभावको ; 
साधनमावमापादयेति । द्विती- बसे साधनखभावको प्राप्त करो 


है ऐसा कहता है | दूसरा मन्त्र 'मुझे 
यरतु साधनभाचादाप अज्ञान- | अज्ञानरूप साधनभावसे भी साध्य- 


रूपातू साध्यभावमापादयरेति । भाषको प्राप्त करो' ऐसा कहता है। 


मृत्य के ९ ब क पूर्वयोरेव जप तथा ४ मृत्योम मृत गमय! तृतीय 
त्यामास्रत॑ गमयेति पूर्वयोरेव । 'त्योर्माय्न इस तृ 

४ बितोरसस्ततीयेन मन्त्रद्मारा पहले दोनो मन्त्रोका ही 
सन्त्रयाः समयच्चताउथरत समुचित अर्थ कहा गया है । 


मन्त्रेणोच्यत इति प्रप्तिद्धाथतिव । । इसलिये इसका अर्थ तो प्रसिद्ध ही 


3५०७० पूरब दोनों मन्त्रोके समान इस 
नात्र तृतीये मन्त्र तिरोहितमन्त- | | > 
मिशन का कक की तृतीय मन्त्रमें कोह छिपा ह्ुआन्सा 
हितामवाथरूप पूर्चेयारंव मन्त्र- | का रूप नहीं है । इसका अर्थ 


योरस्ति, यथाश्रुत एवाथः । यथाश्रुत (अ्सिद्धिके अनुसार) ही है । 
याजमानप्ुद्गान॑ ऊृत्वा पवमा- | तीन पवमान स्तोन्नोंमे यजमान- 


५ हे ८. | सम्बन्धी उद्वान कर इसके पश्चात्‌ 
नेषु त्रिषु, अथानन्तरं यानीतराणि | 
| र जो अवशिष्ट स्तोत्र हैं उनमें 


शिष्टानि स्तोत्राणि तेष्बात्मने- | प्राणोपासक उद्बाता प्राणभूत होकर 
>त्नाच्मागायेत्‌ प्राणविदुद्गाता प्राण- प्रणके ही समान अपने लिये 


कत्वात्‌ । तस्मात्तमसो मा ज्योति- 


भावमापादयेत्यथेः । 


१४० बृहदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय १ 

नह < 7 न 272%  व्या( 2-2 #७ च्हाई ०-2: न्याद 2-2 नया >>, पा ब्कॉ% न्क>टऋ, च्यईप>-फ, व्यो-: ८, कई: 
भूतः प्राणबदेव । यस्मात्स एवं | अन्नाबका आगान करे, क्योंकि वह 

उद्धावैव॑ प्राणं यथोक्त वेत्ति, अतः द्राता इस प्रकार उपर्युक्त प्राणको 

जानता है, इसलिये ग्राणक समान 


प्राणवदेव तं काम साथयितुं समथः। , (६ बह उस कामनाको सिद्ध करनेमे 
तस्माद्यजमानस्तेषु स्वोत्रेषु प्रयु- | समर्थ है | अत उन सतोत्रोंका 


ज्यमानेष॒ बर॑ इणीत, य॑ काम: प्रयोग किये जानेपर यज्मानको वर 
बगी व मॉगना चाहिये | उसे जिस भोगका 
आज ही कीट हुए हएंत जो हों उसीओगेका वर आगे। 


ग्राथंयेत । यस्मात्स एप एवॉबह-  क्‍योंक्रि वह यह इस प्रकार जानने- 


ह्वातेति तस्माच्छव्दात्पागेव | तझा उद्बाता अपने या यजमानके 


| लिये जिस भोगकी इच्छा करता है 
सम्बध्यते | आत्मने वा यजमा उसीका आगान कर सकता है 


नाय वा य॑ कार्स कामयते इच्छ- | अर्थात्‌ आगानद्वारा उसे सिद्ध कर 

त्युह्ाता तमागायत्यागानेन | लेता है --इस वाक़्यका [ का 
साधयति तेषु वर दणीता इस वाक्य 

00 | तस्मादु राच्दके पहले अन्वय होगा । 








एवं तावज्ज्ञानकमेस्यां ग्राणा- इस प्रकार यहॉतक यह बतलाया 
व्योपि्विकोर] गया कि ज्ञान और कर्म दोनोके 
मर पउक्तम्‌ | तत्र नास्त्या- | समुच्चयद्वारा प्राणात्मत्वकी प्राप्ति होती 


शइ्टासम्भवः । अतः कर्मापाये |_ ! उसमें किसी आशकाकों 
सम्भावना नहीं है | अत' अब यह 


प्राणापत्तिभवति वा न वाईइत्याशद-| शका होती है कि कर्मके अभावमे 

मयक [ केबल ग्राणविज्ञानद्वारा ] ग्राणात्म- 
क्यते | तदाशड्डानिवृत्त्ययमाह-- | भावकी प्राप्ति होती है या नहीं / 
तड्रेतछ्लोकजिदेवेति । तद्ध॒ तदे- | | अशक्काकी निदृत्तिके लिये गा 
४ कहती है--'तद्नेतल्लोकजिदेव” अथांव्‌ 
तत्प्राणदशेन कमवियुक्त॑ केवल- | वह यह ग्राणविज्ञान कर्मसे रहित 


ब्राह्मण रे ] शाइरभाष्या्थ १७१ 
५ 55५८३ ८७५३००७४४७ बे... बेब ५-4 2 नं न लक 
सपि, लोकजिदेवेति लोकसाधन- | अकेला होनेपर भी लेकजित---छोक- 
प्राप्तिका साधन ही है | अलेक्यता 
अथात्‌ लोकप्राप्तिकी अयोग्यताके 
हेत्थाय आशा आशंसनं प्रार्थनं | लिये तो आशा--आशंसन अथौत्‌ 
वध | प्राथना होती ही नहीं है। जिसे 
स्ति ह। न हि प्राणात्मनि | प्राणात्माम.. आत्मत्वका अमिमान 
उत्पन्नात्मासिम्तानय तत्प्राप्त्या- ' उत्पन हो गया है उसे उसकी प्रापि- 
की आशा होना सम्भव नहीं है, 
क्योंकि जो पुरुष गॉवमे मौजूद है 
कदा ग्राम प्राप्तुयामित्यरण्यस्थ | वह वनस्थ पुरुषके समान 'मैं कब्र 
इवाज्ञास्ते । असन्निक्ृषष्टविषये | "मे परहँचूँगा”- ऐसी आशा नहीं 

है ह « करता । अपनेसे दूर रहनेवाली 
हनात्मन्याशसनप्त) ने तत्खात्मान | अनात्मब्रस्तुके ल्यि ही ऐसी आशा 
सम्भवति | तस्मान्नाशास्ति हो सकती है, अपने आत्माके छिये 
| उसका ह्वोना सम्मब नहीं है | अतः 
| वह 'कदाचित्‌ मै प्राणात्मभाषको प्राप्त 
मिति । । न होऊँ' ऐसी आशसा नहीं करता। 


सेव। नह एवालोक्यतायै अलोका- 


शंसन सम्भवति। न हि ग्रामथः | 


कदाचित्याणात्मभाद॑ न प्रपधेय- 


कस्यैतत्‌ $ य एयमेतत्साम । यह फल किसे प्राप्तहोता है जो इस 


प्राणं यथोक्त॑ निर्धारितमहिमान॑ | प्रकार इस सामको अथात्‌ ऊपर निश्चित 
वेद--अहमस्मि प्राण इन्द्रिय- महिमावाले यथोक्त प्राणको 
ईन्ट्र 7 | जानता है । 'मै इन्द्रियोंके विषयोकी 


विषयापह्नरासरैः पाप्मभिरध्ष- | आसक्तिरूप आछुर पार्पोंसे अधर्षणीय 
णीयो विश्वुद्धः, वागादिपश्वर्क॑च | तिशद्ध प्राण हूँ । वागादि पॉच प्राण 


५ भेरे आश्रित होनेके कारण खाभात्रिक 
सदश्रयत्वादग्न्याद्यात्मरूप खा- 
है न विज्ञानननित इन्द्रिय-विषयासक्तिसे 


भाविकविज्ञानेत्थेन्द्रियविषयासद्- | क्षत्षेवाले आसुर पापरूप दोपसे रहित 
जनितासुरपाप्मदोषवियुरक्त॑ सर्व- | अग्न्यादि देवतास्वरूप और समस्त 


१४२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
शार्द->:. ० नाई ५०0 7, नशाई 22%, व्याई २८226 व्याई ८2:0७. वन्य >-2% ब्य्ट>-:%- न्यर्ट 22%: व्याई २2: व्य 2 ब्याट 2, न: 
भूतेषु च मदाश्रयाज्नाद्योपयोग- | भूतोंमें मेरे आश्रयसे अन्नायके उप- 
' योगके हेतु हैं। आइ्विरस हो नेके कारण 
| मैं समस्त भूतोंका आत्मा हूँ। 
नामाद्विरसत्वात्‌, ऋग्यजुः्सामो- ' कऊक्‌ यजुः साम और उद्दीयरूंपा 
वाणीका, उसमें व्याप्त और उसका 
निर्वेतक होनेके कारण मैं आत्मा 
प्ेस्तन्निवतेकत्वाच्च, मम साम्नो हँ। गीतिभावको प्राप्त हुए मुद्न 
सामका सुस्वरता बाह्य धन यानी 
भूषण है और लाक्षणिक सुस्वरतारूप 
भूषणं सोखये ततोः्प्यान्तरं सुवर्णता उसकी अपेक्षा आन्तर धन 
सौवर्ण्य लाक्षणिक सौखर्यमू)गीति- है | गीतिभावको प्राप्त हुए मेरी 


भावमापच्मानस्य ण्ठादि कण्ठादि स्थान प्रतिष्ठा हैं। ऐसे 
पद्यमानस्य मम कण्ठादि- | गंगा मे अप और 


स्थानानि प्रतिष्ठा | एवंगुणो5हं होनेके कारण पुत्तिकादि शरीरमि 

पुत्तिकादिशरीरेषु कार्त्स््येन प्रि- रेणेतया व्याप्त हेँ--इस कक 
अ उत्पन्न हैं | 

समाप्तोः्मूरतत्वात्सबंगतत्वान्च-- भिमान उत्पन्न होनेतक जो प्र 


हे _ जानता अथोत्‌ उसकी उपासना 
इंते आ एवममभिमानाभिव्यक्ते- करता है [ उसे उपर्युक्त फल 


बन्धनम्‌/ आत्मा चाह सर्वभूता- 


द्वीथभूतायाश्र वाच आत्मा तद॒या- 


गीतिभावमापदमानस्य वाह्मय॑ धर्न॑ 


वेंदोपास्त इत्यथः ॥२८॥ मिलता है ] ॥२८॥ 
------3_०ल्क ३ ४ क००----"777पफप८ 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्धभाष्ये प्रथमाध्याये 
तृतीयमुद्रीयत्राह्मणम्‌ ॥ ३ || 





चतुथे प्रपहएण 


आरा आया 


प्रन्प-स खन्ध 


ज्ञानउर्मम्यां 
प्रजापतित्वप्राप्तिज्याख्याता केवल- 
प्राणदशनेन च तद्धतल्लोकजिदेव! 
इत्यादिना | प्रजापतेः फलभृतस्य 


सृष्टिखखितिसंहारेप जगतः खा- 


तन्त्रयादिविभृत्युपपणनेन ज्ञान- 
कर्मणावेदिकयों! फलोत्कर्पो वर्ण- 
प्रितव्य इत्येवरमर्थमारभ्यते । तेन 


च कर्मकाण्डविहितज्नानकर्मस्तुतिः 


समुचितास्यां 


[ तृतीय ब्रात्मणम ) समुचित 
तान और कर्मसे तथा 'तद्नेतलोक- 
जिदेव! इत्यादि वाक्यद्वारा केवल 
प्राणविज्ञानसे भी प्रजापतित्वकी प्राप्ति 
का व्याख्यान किया गया। अब 


, उनके फलभूत प्रजापतिकी, जगत- 


की उत्पत्ति, स्थिति और सहारमे, 
स्वृतन्त्रतारूप विभूतिका वर्णन करके 
वेदिक ज्ञान ओर कर्मके फलोत्कपैका 
वर्णन करना है, इसीलिये इस 
ब्राह्मणका आरम्म किया जाता है । 


उस ( फलोत्कपके वर्णन ) से ही, 


, उसकी सामर्थ्यके कारण, कर्मकाण्ड- 
५ । ब्रिहित ज्ञान और कर्मकी स्तुति हो 
कृता भवेत्सामथ्यात्‌ । | 
| 
विवक्षितं त्वेतत्‌-सर्वमप्येत- | 


जायगी । 
कहना तो यह है कि यह ज्ञान 


। और कर्मका सभी फल संसार ही 


ज्ञानकर्मफल संसार एवं, भया- 
रत्यादियुक्तत्वश्रवणात्‌ कार्यकरण- 
लक्षणत्वाच्च॒ स्थूलव्यक्तानित्य- 


विपयत्वाचेति । 


है, क्योंकि इसका भय और अरति 
आदिसे युक्त होना सुना गया है, 
इसके अतिरिक्त यह कार्य-करणरूप 
है तथा स्थूल, व्यक्त और अनित्य- 
को विपय करनेवाला है | तथा अब 


ब्रह्मचिद्याया। | कही जानेवाी केवल बह्मविद्या 


१४४ बृहदारण्यकों पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्य्ट न: दस फ, बाई 2, बाई (22% न्यर ८2% नक ह2;- बकई<०० 22 व्याई 22% व्यई ८० बह 2-2 2ऋ- व्याई 3८2: व्याई ० 
केवलाया वक्ष्यमाणाया मोक्षहेतु- | मोक्षकी हेतु है--इस आगामी विपय- 
स्वमित्युत्तराथ चेति । न हि [का प्रदर्शन करनेके लिये भी यह 


| ग् कथन है | जिस प्रकार तपाहीनकी 
विषयार त्माउ८ - 
संसारविषयात्साध्यसाधनादि भेद जे पीनमे कब ति/लही होतो उती 


ज्ञानविषयेषधिकारः अतृपितस्थेव | सासारिक विपयसे व्रिरक्त नहीं है 
पाने । तस्माज्ज्ञानकर्मफलोत्कर्पो- | उसका आत्मके एकल्वज्ञानरूप विषय- 
पवणनपत्तराथम्‌ । तथा च में अधिकार नहीं है। अतः 


हक 03 वर्णन आगेके विपय ( ब्रह्मविद्या ) के 


( छू० 3० १। ४। ७) “तदेत- लिये है। ऐसा ही श्रुति कहेगी मी- 
त्त्रय पुत्रात्‌” (द्षु० उ० १। “यह इसका प्राप्तव्य है?, / 
४ | ८) इत्यादि । । पुत्नसे अधिक प्रिय है”” इत्यादि | 
प्रजापतिके अहनामा होनेका कारण और उसकी इस + 
प्रकार उपासना करनेका फल 
आत्मेवेदमग्र आसीत्पुरुषविधः सो$नुवीक्ष्य नान्‍्य- 
दात्मनोपश्यत्सो5हहमस्मीत्यग्रे व्याहरत्ततोहनामाभक्‍्षस्मा- 
दप्येतह्योमन्त्रितोपहमयमित्येबाग्र.. उक्त्वाथान्यन्नाम 
प्रत्रंते यदस्य भवति स्‌ यत्पूवों स्मात्सवेस्मात्सवोन्पाप्मन 
ओष त्तस्मात्पुरुष ओषति ह बे स॒तं योएस्मात्यूबों बुभू- 
षति य एवं वेद ॥ १॥ 
पहले यह पुरुषाकार आत्मा ही था। उसने आलोचना करनेपर 
अपनेसे मिन्न और कोई न देखा । उसने आरम्ममे 'अहमस्मि! ऐसा कहा, 
इसलिये वह अहम” नामवाला हुआ | इसीसे अब भी पुकारे जानेपर 
पहले 'अयमहम” ऐसा ही कहकर उसके पश्चात्‌ अपना जो दूसरा नाम 
२ में हूँ।२ यह मैं हूँ । 








न्ल्ल 
लि 
* 
है 
ह/] 
७ 


मत ०8 ७० » ७४५४९ +१४+७5७ 
लय (7 ४5००६ ६ 


थ ३. ॥ के रा छू 
न्‍र. १. ज्कों ५१. ब.... 2... ७७ ९... जकर्ट # २३... थी | ब्यथ ५. २५... बरी %२...3 ७... 5 प+ थक च्यथ | बा ०3७. 


न न + 
पथ बह 2 जी +े | ५ ड़ इपॉजओ 5 हु 
ं 
॥॥ कर + जा ख् बन है जाए _ऊ  अअ 
न + डे है हक हम | कि कक ज के 
न अं बढ 
जज का जन >> न की हा 
+ रु + | 
22.9५ +अय 2 आम ु 
5 कु 5 
-_ हे ७७ + ०७ ७ ४ < कक ् हर + हज ९ हर का 
+ जा श्र है 4 ३ ज कप बढ बढ 
रू 5. ही] है हु के ब्ग कब ् बज है 
+ ५ ल्‍ हा न्‍र * रु पु है है १* 
॑ यू 5> 5 भा ० कक कआं 0३ के ७ आये केस पे १ 
कि «० ११ /|४१९१))*१५ « * हि 
> #+% के नबी जन २७ 
| म १ ओर हा /) | 4 | 
न 
के के जा मी अट “यह. आयनीडिकत के. बा रू कि... कक का ड् सक ७ 2 2 र 
>प[ज ४ जी है क ह कक पड औय $ १3 ही + ४४9 ५०५ 4 0 5 हक एहँ 
रू ३ > 
हत ४2% »# डे ड हे कि] &7 35४ 
3 ७० >७ झ् कक ४४ ७७ की टी 5 फेक हि की रु हक लक ड़ फ् 7 | 7; 
३ हैं. ९६ $ ३ * «०१:१६ |] + | | १३११ 
ड्ं ब#ंकः ४5६. .$ हे >> «० +>३कक जा हक 
कप दा कक $ ० » ३ + 
ब औक हा 
कक ७» ४0 के फफक के या सकफक का के ४-3 कक | बल 
# ३ ॥ हक है ७३ 5४ रु 27] #$ »+५ ६४६ >*/ (:) ५ । हद 
०» 7 है. | .% 8 बप्गार | 
। ध की हे. हा # ०-ब्क हो छ है के क्र दर] 
+ ५२७०६ >«० +० *» ० हि 
27057: 26 72007 20 हा मम 
3] + 4 ज ढ का पर 
बब >> न्‍्> » ७१३९४ »5 
हा ल्‍ 3, | 4५ हर पाई | 
हर पक ल्‍्छ >५९' राज ५55 7) पा कक 
बा ३०30 के भ्उ (९ १०४१५ ६१९५ २.० कः 
ब्* ५ न्‍ू ४० |] 
की १ $:4४ _्‌ १३, न0|॥ 5 - 
हा ् हा 
हज आन #अ बहती ०5० ४. #क०क, +चऋ जे चत #4 के ४७+$ ४७ &#० ब्एाक 
7745५ वराद । »  43 77 “(४४ | | 
था 
डर (75 (७५5८४ भा पते 
रू एए हबगाः गग्भतानु- फीस । ॥ 7 ८ डे 0 वतन 
ल्‍ जज 
+ गे 
ल्‍ * | | 9भ न ] 
डक 4 ०७७ म्या ज्््षट ० जकन ताज कक कर +.. ५६ * ३, बा ३( २ भय बेन 
पा उचब्दाआाचतव फ्रत्कऋ का: 
के 4 ह ० रू 
0भ्जआा 3 शी, 4 च. ॥ है 3 शक 
घर 3 ५ | | हू द ड़ 


दिस्शशों पास्मीक नान्यदसग्प  #. 
? ५8 चार थहापने प्राण- 


क7६20० +7३ ३7 चतवतयस भिए 


जि हा कक न | रे है हा; के न + 
इरयर दाल आ्ारममे दंड: [। ब पा का डा । कह 


शंख गान्मन प्रोणारंररथयसे< 


हाय स्यास्मानमेय संयोस्मास" ४ ही सता गरपसे देशा तथा 


गत ला 4 गा गा प्रजापति 
मप्य्यन | तथा पयजसा्रीनयिन > ५ 
हा ओतातानननित सरयारते 


शानसस्दनः, सादे ग्रजापनिः यूक्त नो कारण सबसे पहले 
सवास्मारमसग्गन्यय्य ब्याहरद्रया- आर्मी ऐसा का। ससीसे, 
हनयान | तनतस्नस्मायनः पृथतान- क्योकि पूर्व-जानके संस्कारसे उसने 


7० द० १० ४८०८-- 


१४६ चृद्दारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्यरईड<222७ “22% न्यई 22% बह: 2४० न्यरे २८20७. "००-2४ वन्य >:22७७- यई <>-20% व्यन2%, व्यसन, आई 2 


संस्कारादू आत्मानमेवाहमित्यम्य- | आरम्ममें अपनेको “अहम! ऐसा 
धादय्रे तस्मादहंनामाभवत्‌। तस्यो-| दी था, इसलिये वह अहंनामवाल 


७ . | हुआ | उसका श्रुतिप्रदर्शित ही 
पनिषद्हमिति श्रतिप्रदर्शितमेव अहम! यह नाम उपनिषदू 
नाम वक्ष्यति । 


। आगे बतावेगी । 
तस्मादयस्मात्कारणे प्रजापता- . इसीसे, क्योंकि कारणरूप 
बल श ' प्रजापतिमें यह बृत्तान्त हुआ 

वेव॑ बच तस्मात्‌, तत्कार्यभूतेष यह हि 9000 

सेंतस्मिन्नपि | इसीलिये एतहिं---इस समय भी 
आमन्त्रितः कस्त्वमित्युक्तः सन्नह- | को 'त्‌ कौन है” ऐसा कहकर 
पुकारा जाता है तो पहले “यह मै 

मयमित्येवाग्र उकत्वा कारणात्मा- | .., हे 
| हैं! इस प्रकार अपनेको कारणरूप 
भिधानेन आत्मानममिधायाग्रे | नामसे वतछाकर फिर जो विशेष 
पुनविशेषनामजिज्ञासवेड्थानन्तरं| नामको जानना चाहता है उसे अपने 


विशेषपिण्डाभिधान देवदत्तो यज्ञ- | ररौरका 'देवदत्ता या 


3 “यज्ञदत्त! ऐसा कोई नाम बतलाता है 
दत्तो वेति पन्रेते कथयति यज्ञा- 
मास्य विशेषपिण्डस्य मातापितृकृतं 


भवति तत्कथयति । 
स॒ चर प्रजापतिरतिक्रान्त- 


जन्मनि सम्पक्कमेज्ञानमावनानु- 
प्लानेः साधकावस्थायां यथस्मा- 
त्कमेज्ञानभावनानुष्ठानेः प्रजा- 
पतित्व॑ प्रतिपित्सनां पूर्वः प्रथमः 


अर्थात्‌ जो नाम इसके विशेष पिण्डके 
माता-पिताका रखा हुआ होता है, 
उसे बतछाता है। 

उस प्रजापतिने अपने पूर्वजन्ममें 
साधकावस्थामें सम्यक्‌ कर्म और 
ज्ञाककी भावनाके अनुष्ठानेद्वारा, 
इस कर्म और ज्ञानकी भावनाके 
अनुष्ठानेसे प्रजापतित्वकी पग्राप्तिकी 
इच्छावालोंसे पूर्ववर्ती अथोत्‌ पहला 
होनेके कारण, इस प्रजापतित्वप्रात्तिकी 


सन्‌ अस्मात्मजापतित्वप्रतिपित्सु- | ३घ्छावाले सम्पूर्ण समुदायसे पर्व 


ब्राह्मण ४ ] शाइरमभाष्यार्थ १७७ 
ब्व2% न्य् लटक ब्यट फ नए: या ८22, व्याई 2 व्यो२८)फ चाई:३:2:% व्याई ८224... नाई >-22%, व्याई 2, नई >> 


समुदायात्सर्वस्माद्‌ आदौ औषद्‌- | उपन-दग्ध कर दिया था; किसे *- 


दहत्‌ | किम्‌ * आसज्ञाज्ञानलक्ष- ही ३ हक 
णान्सबन्पाप्मनः प्रजापतित्व- | “शा और अज्ञनादि सम् 
प्रतिबन्धकारणभूताद । यसमादेव॑ पापोंको । क्योकि ऐसा हुआ, 
हष पीर च्‌ इसलिये यह 'पुरुष' हुआ | पूर्वमे 
तस्मात्युरुप, पूवमीषद्ति | उषन किया, इसलिये पुरुष 

पुरुषः | | कहलाया | 
यथायं प्रजापतिरोषित्वा ग्रति- | जिस प्रकार यह प्रजापति 
, | सम्पूर्ण ग्रतिबन्धक पापोका उपन 
सर्वान्पुरुषः करके पुरुषरूप प्रजापति हुआ उसी 
| अ्रकार दूसरा भी ज्ञान और कमकी 
_ | भावनाके अनुष्ठानरूप भप्मिसे अथवा 
ज्ञानकमेमावनालष्ठानवहिना के | केवल ज्ञानबछसे उसे उषन करता 
वर्ल ज्ञानवलादौषति भस्मीकरोति | है--भस्म कर देता है, किसे * जो 
े इस विद्वानूसे पहले प्रजापति होना 

! १ थोड्स्माहि- | ड्‌ 

0 कक 82022 /8 । चाहता है उसको--ऐसा इसका 
| तात्पर्य है । उस ( विद्वान्‌ ) को 
' श्रुति दिखछाती है--जो इस प्रकार 
जानता ( उपासना करता ) है। 
उसकी सामथ्यसे जाना जाता है 
कि वह ज्ञानभावनामें बढा-चढा 


होता है | 
ननन्‍्वनर्थाय प्राजापत्यग्रति-।. ैंकीय्यदि वह इस प्रकार 


उपासना करनेचालेसे दग्ध कर दिया 

जाता है तत्र तो प्रजापतित्रप्राप्तिकी 
इच्छा अन््थकी ही हेतु है | 

हा] * लि । को तो 2 

नष दोषः, ज्ञानभावनोत्कपों- | समाधान-यह कोई दोष नहीं 


बन्धकान्पाप्मनः 





प्रजापतिरमवत्‌,।  एचमन्योअंपि 


दुषः पूवेः प्रथमः प्रजापतिबु- 
भूषति भवितुमिच्छति तमित्यर्थ। 





त॑ दर्शयति य एवं वेदेति । 
सामरथ्याज्ज्ञानमावनाप्रकपवान्‌ । 





पिप्सा, एवंविदा चेदह्मयते । 


१७८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १२ 
बन :29७ व्यई न2फ, नए: स्‍७, जाई 22%. कई 3>:22%, न्यरई:>:-2- नयई 2-2: नई ०2:2७, “या >-2:- “याद: न्या::-: 


भावास्प्रथर्म ग्रजापतित्वप्रतिपत्त्य- । है; क्योंकि ज्ञानभावनाके उत्कर्षका 
र अभाव होनेके कारण पहले प्रजापतिप्व 
भावमात्रत्वाइहस | उत्कृष्ट- | ग्राप्तन कर सकना ही उसका दाह है। 
तात्पर्य यह है कि जो उत्कृष्ट साधन- 
बाला होता है वह पहले प्रजापतित्व 
वन्‌ न्यूनसाधनों न प्राप्तोतीति, | प्राप्त करता है और न्यून साधनवाला 

॥॒ प्राप्त नहीं करता; अतः वह उसे 
सत॑ दहतीत्युच्यते | न पुनः | भस्म कर देता है---ऐसा कहा गया 


पुत्कृटसाथनेन - | है | उत्कृष्ट सावनवाला अपनेसे 
अत्यज्डत् उतरीं | ि्न-न्यून साधनवालेको साक्षात्‌ 
दह्मते । यथा छोके आजिसूतां | छा ही डालता हो-ऐसी बात 

नहीं है | जिस प्रकार लोकमे किसी 
यश प्रथममाजि्ुपसर्पति तेनेतरे मयादातक दौड़कर जानेवाछोमें जो 


। पहले मर्यादापर पहुँचता है उसके 


दग्धा इवापहतसामथ्या भवन्ति | हार दूसरे छोग दाघ-से होकर अपहत- 
तद्बत्‌ ॥ १॥ सामर्थ्य-ह॒तोत्साह हो जाते हैं, उसी 


प्रकार यहॉ समझना चाहिये ॥१॥ 
ना्व्णाट4 किफक--------- 


प्रजापतिका भय और विच्ारद्वारा उत्तकी निवृत्ति 

यदिद तुष्टूषित॑ कमकाण्ह-! यहाँ जिस प्रजापतिलरूप कर्म- 
ले नस कर | काण्डविहित ज्ञान और कर्मके फल- 
कमेफल॑ आजापत्य- ' द स्तुति करनी अमीष्ट है वह 
लक्षण॑ नैव तत्संतारविषयमत्य- | *सरिकि विषयसे बाहर नहीं है--- 
इस बातको दिखानेके लिये _ श्रुति 

क्रामदितीममर्थ प्रदर्शयिष्यन्नाह- | कहती है-- 
सो5बिभेत्तस्मादेकाकी बिसेति स हायमीक्षां चक्र 


यन्मदन्यज्नास्ति कस्मान्नु बिभेमीति तत एवास्य भर्य॑ 
वीयाय कस्माड्यभेष्यद्‌ द्वितीयाह़े भयं सवति ॥ २॥ 


साधनः प्रथम प्रजापतित्व॑ प्राप्तु- | 


ब्राह्मण ४ ] शाइरमाष्याथे १७२९ 
गई 2: यह: >०2४ व्योद ८2 न्य:2) नह >:22% नया: ्याई 22%, नयाई ४-2: नई 2:23 व्याई ३220. ००८५२: 2७० व्याई ७. 
वह भयभीत हो गया । इसीसे अकेला पुरुष भय मानता है । उसने 
यह विचार किया 'यदि मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है तो मै किससे डरता 
हूं ” तभी उसका भय निवदृत्त हो गया। किन्तु उसे भय क्‍यों हुआ * 
क्योंकि मय तो दूसरेसे ही होता है ॥ २ ॥ 


सोब्विभेत्स प्रजापतियेज्यं | वह भयभीत हो गया । अथौत्‌ 
बह प्रजापति, जिसकी पुरुषाकार प्रथम 


प्रथमः शरीरी पुरुषविधो व्या- 

पर शरीरीके रूपमें व्याख्या की गयी है, 
ख्यत्तः । सो<5विभेद्धीतवानस्म- | हमारे समान ही भयभीत हो गया- 
दादिवदेवेत्याह | यस्मादयं| ऐसा श्रुति कहती है | क्योकि यह 


पुरुषविधः शरीरकरणवान्‌ आत्म- | 3नविंव शरीरेन्तियवान्‌ प्रजापति 
आत्मनाशरूप विपरीत ज्ञानवाला 


नाशविपरीतद्शनवत्त्वाद्‌ अवि- | होनेके कारण डर गया था, इसलिये 


भेत्‌, तस्मात्तत्सामान्यादद्स्वे- | उससे समानता होनेके कारण आज 
विशेति । वि भी अकेला होनेपर पुरुष डरता है | 
व्प्येकाकी बिभेति | किश्वास्मदा- | सकते सिवा हमारे समान ही 


दिवदेव भयहेतुविपरीतदर्शनाप- 
नोदकारणं यथाभूतात्मदशनम्‌ । 
सोज्यं प्रजापतिरीक्षामीक्षण चक्रे 
कृतवान्ह | कथम्‌ १ इत्याह-- 
यचस्मान्मत्तोज्न्यदात्मव्यतिरेकेण 
चस्त्वन्तरं प्रतिहनन्द्ीभूतं नास्ति, 
तस्मिन्नात्मविनाशहेत्वभावे 





प्रजापतिके भी भयके हेतुमूत विपरीत 
ज्ञनकी निदृत्तिका कारण यथार्थ 
आत्मज्ञान ही हुआ। उस इस 
प्रजापतिने ईक्षा--#क्षण ( विचार ) 
किया । किस प्रकार विचार क्या 
सो श्रुत बतलछाती है--यदि इस 
भेरेसे भिन्न अथोत्‌ आत्माके सित्रा 
इसका प्रतिइन्दी कोई और पदाथ 
नहीं है. तो उस आत्मनाशक 
कारणके अभावमें में किससे डरता 


कस्मान्नु * विभेमीति | तत एवं हैं ? उसीसे यानी उस ययार्थ 


२७५० 


चुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय * 


ज्करस्डिटक चर्टसयिटेक बा न2% वहन: न 22% नस आई 729: नका. 30- नह 20० «या 272: बयई->क- चयई<2+2स्‍%- 


(६ ७ [ 
भेय॑ वीयाय विस्पष्टमपगतव॒त्‌ । 


तस्थ प्रजापतेयड्भयं तत्केवला- 
विद्यानिमित्तमेव परमार्थदशने- 
इनुपपन्नमित्याह-कस्माद्यमेष्यत्‌ 
किमित्यसों मीतवान्परमार्थनिरूप- 
णायां भयमनुपपन्नमेवेत्यमिग्रायः। 
यस्माद्‌ द्वितीयाइस्त्वस्तराहदे भरय॑ 
भवतति | ठितीय॑ च चस्त्वन्तरम- ' 
विद्याप्रत्युप्थयापितमेवः न हयव्व्य- 
भानं ह्वितीयं सयजन्मनों हेतुः 
“तत्र को मोहः का शोक एकत्व- 
मनुपध्यत/” (इशा० ७) इति 
मन्‍्त्रवर्णात्‌ । यच्चेकत्वद्शनेन ' 
भयसपनुनोद तथुक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ १ दितीयाद्वस्त्वन्तराहे 


भय॑ भर्वाते, तदेकत्वदशनेन , 


| 
॥ 4 


। 


भय विगत--विस्पष्टतया निषृत्त हो 
गया | 

उस प्रजापतिको जो भय था वह 
केवल अविद्याके ही कारण था, 
परमार्थश्ञन होनेपर उसका होना 
असम्मव था, यही बात श्रुति कहती 
है--'वह क्यों डरा ”--सका 
क्या कारण है कि उसे मय हुआ * 
तात्पय यह है कि परमार्थत* विचार 
किया जाय तो उसे भय होना अयुक्त 
ही है, क्योकि भय तो दूसरेसे ही 
होता है । और [ आत्मासे भिन्न ] 
दूसरी वस्तु तो अविद्याद्यारा प्रस्तुत 
की हुई ही है, क्योंकि न दीखनेवाली 
कोई दूसरी वस्तु भयकी उत्पत्तिका 
कारण नहीं हो सकती, जैसा कि 
“उस अवस्थामें निर्तर एकल्वदर्शन 
करनेवाले पुरुषको क्या मोह और 
क्याशोक हो सकता है ?” इस मन्त्रसे 
सिद्ध होता है ।#% प्रजापतिने जो 
एकलदरॉनके द्वारा अपने भयकों 
निवृत्त किया सो उचित ही है । 
क्यों उचित है * क्योंकि द्वितीय 
यानी अन्य वस्तुसे ही भय होता 





% यदि कोई कहे कि प्रजापतिका भय विराट्‌ पुरुषके साथ एकत्वशानसे ही 
निशत्त हुआ था; अद्दैतदृष्टिक कारण नहीं--तो इसका उत्तर श्रुति आगेके वाक्यसे 


देती है । 


ब्राह्मण ४ ] शाड्ूरमाष्यार्थ श्ण१्‌ 
बट कीी 3, नि नए पक 7, बट 9, बाई लि ५ बीस नई, प्र न कक कई:2- वयाईट न न कक 


ह्वित्तीयद्शनमपनीतमिति नास्ति । है । वह द्वितीयदर्शन आत्माके 
| एकल्वदर्रानसे निषृत्त हो गया; 
यतः | | क्योकि वास्तवमें द्वितीय है नहीं । 


अन्न चोदयन्ति--कुत+ प्रजा- 


यहाँ यह शंका करते हैं कि 
प्रजापतिको किससे एकलज्ञान हुआ £ 
उसे किसने उपदेश किया था * 
अथवा बिना उपदेशके ही उसका 
प्रादुभोव हो गया, तब तो हमारे 
लिये भी वैसा ही प्रसंग हो सकता 


पतेरेकत्वदशन जातम्‌ ( को वास्मे 
है । यदि उसे जन्मान्तरक्ृत संस्कार- 
| 


उपदिदेश * अथानुपदिश्मेव 
आदुरभूत' अस्मदादेरपि तथा 


प्सज्अ/ | अथ जन्‍्मान्तरकेतस- | ३ छोनेवाल्ा माना जाय तो एकत्व- 


दर्शनकी व्यर्थताका प्रसंग उपस्थित 
होता है । अथोत्‌ जिस प्रकार अपने 
पूर्व जन्ममें स्थित प्रजापतिके एकत्व- 
दर्शनने विद्यमान रहनेपर भी 
अविद्यारूप बन्धनके कारणकी निद्वत्ति 
नहीं की--क्योकि अविद्यासंयुक्त 
उत्पन्न होनेके कारण ही उसे भय 
नापनिन्ये,यतः अविद्यासंयुक्त एवायं| हुआ था--इसी प्रकार समीके 


एकत्वदर्शनकी व्यर्थता प्राप्त होती 
' है | यदि कहो कि सबके अन्तर 
दशनानर्थक्य ग्राप्नोति। अन्त्य-- होनेवाछा एकत्लज्ञान ही अविद्याकी 


निर्वर्वकमिति हे निदृत्ति करनेवाला होता है तो यह 
मेव चेल्न पूर्ववत्पुनः | ठोक नहीं, क्योंकि पूर्ववत्‌ पु 
प्रसड्गेनानेकान्त्यात्‌ । तस्मादनथ्थ- 


प्रसंग. उपस्थित होनेपर उसका 
कमेवेकत्वद्शनमिति । ' अत. एकलदर्शन व्यर्थ ही दे । 


स्कारहेतुकप/एकत्वद्शनानथक्य- 
ग्सद्भ | यथा प्रजापतेरतिक्रान्त- 
जन्मावथस्य एकत्वदशनं 


विद्यमानमप्यविद्याबन्धकारणं 


जातो<्बिभेत्‌) एवं सर्वेषामेकत्व- 





| अव्यभिचारित्व नहीं. रह सकेगा । 


२७२ 


चृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ? 


ब्कॉएिफ बसे बन न्यद ने 22, जाए >22- व्य>:2:%, "यह 2:2७. नई २८०8 नया ::230% चाई-2:230७, नया: 35-2७ नया: -0७- 


नेष दोष/ उत्कृश्हेतुद्भव- 
त्वाछ्मोकबत्‌ । यथा पृण्यकर्मो- 
द्भवैविविक्तेः कार्यकरणः संयुक्ते 
जन्मनि सति प्रज्ञामेधास्मृतिवे- 


शारधं दृष्टम/ तथा प्रजापतेः घर्म- 


ज्ञानवेराग्यैश्व्विपरीतहेतुसर्व पा- 


विशुद्धे (६ रे 
प्मदाहाद्‌ ; कार्यकरण) 


संयुक्तमुत्कृष्ट जन्म, तदुड्गव॑ चानु- 


पदिश्मेव युक्तमेकत्वदशन प्रजा- 
पते! | तथा च स्मृति3--' ज्ञान- 
मप्रतिर्घ यस्य वेराग्यं च जगत्पतेः । 


ऐश्वर्थ चेव धर्मथ सहसिद्धं 


चतुष्टयम्‌ ।।” इति । 


सहसिद्धत्वे भयानुपपत्तिरिति 


चेत्‌ | न ह्यादित्येश सह तम 
उदेति। 
अन्यानुपदिश्टर्थ 
न, त्वात्सह- 


सिद्धवाक्यस्य ! 


समाधान-यह कोई दोष नहीं है, 
क्योकि व्यवहारम अन्य छोगोके 
समान ग्रजापतिका जन्म उत्कृष्ट 
हेतुसे हुआ है । जिस प्रकार पुण्य- 
केसे प्राप्त हुए पवित्र देह और 
इन्द्रियोंसे युक्त जन्म होनेपर वुद्धि, 
मेधाशक्ति और स्मृतिकी विशदता 
देखी जाती है उसी प्रकार पर्म, 
ज्ञान, वैराग्य और ऐखश्र्यके 
विपरीत अधर्माठिके कारण होनेवाले 
समस्त पार्पोका दाह हो जानेसे 
प्रजापतिका विश्युद्ध देह और इन्द्रियों- 


| से युक्त उत्कृष्ट जन्म है, उससे 


होनेवाला ग्रजापतिका एकलत्वदर्शन 
भी विना उपदेश किया हुआ ही है 
ऐसा मानना युक्तिसंगत ही है। 
ऐसा ही यह स्मृति भी कहती है--- 
“जिस जगत्पतिका निरंकुश ज्ञान, 


वैराग्य, ऐश्वनें और धर्म--ये चारो 


सहसिद्ध ( जन्मसिद्ध ) हैं?” इत्यादि। 


शंका-किन्तु इनके सहसिद्ध 
होनेपर उसे भय होना अलुपपन्न 
है, सूयके साथ अन्ण्कारका उदय 
नहीं हो सकेता । 


समाधान-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि इस सहसिद्धवाक्यका तात्पर्य 
उसके ज्ञानको अनुपठिष्ट बतलानेगें है.। 


प्राह्मण ४ ] शादर्भाप्याथ्थे ६७३ 
कि बा: 2०- “3०. प्कॉर्ट: 2७ बम कई ७. बम: ७० “का म2७ “आर्ट. बवप ८2... (२22० «ह<0:७.. 

श्रद्भातात्पयप्रणिपातादीनामू.. श्रका-यदि ऐसा माना जायगा 
अहेतुत्वभिति चेत स्वान्मतम्‌॒ तो श्रद्धा, तपपरता एवं प्रणिपातादि 
“श्रद्रावॉमते ज्ञानं. तत्पर की ज्ञानोप्पत्तिम अहेतुता प्राप्त होगी। 
मेगतेस्टियेर अथात्‌--यदि प्रजापतिके समान 
तयतैन्द्रिय/ (गीता ४। ३५ ) ' जन्मान्तरक्ृत धर्म ही ज्ञानका हेतु 
'तद्विद्धि प्रणिपातेन" ( गीता | होगा तो “जितेख्दिय एवं तत्पर 
४। ३४ ) इत्वेबमादीनां श्रुति- ; श्रद्धाबान्‌ पुरुष ज्ञानडाभ करता है" 


52% «०५ । “उस ज्ञानको प्रणिपात करके जानो! 
स्मातावाहता - 
स्टातावाहताना ज्ञानहतृनाम इत्यादि प्रकारके श्रति-स्मृतिवाक्यों 


हंतुत्वमू। प्रजापतिरिध्र जन्मान्तर- टूर विहित ज्ञानके हेतुओकी 


कृतधमेहतुत्वे ज्ञानस्थेति चेत्‌ * « अहेत॒ता प्राप्त होगी । 

न; निमित्तविकल्पसमुचयगुण- | समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 
बदन सेट मत ली कि क्योंकि निमित्तोके विकल्प, समुखय. 
नमित्तिकानां कार्याणां निमित्त- सकते हैं | लोकम निमित्तसे होने- 

बाले कार्योके निमित्तका भेद अनेक 
है प्रकारसे विक्ल्पित किया जाता है । 
निर्मित्तसमुच्चयः । तेपां च विक- , इसी प्रकार निमित्तका समुच्चय भी 

, अनेक प्रकारसे होता है। उन 
ल्पितानां समुच्चितानां च पुनगुण- | अ 
पुनर्गु । विकल्पित और समुचित हेतुओका 
चदशुणवक््ककृतो भेदो भवाति |, भी गुणबत्तत और अगुणवच्तके कारण 
तथ्यथा-रूपज्ञान एव तावन्नैमित्तिके| नंद दोता है । सो इस प्रकार है-- 

पहले नेमित्तिक कार्यभूत रूपज्ञानम 
कार्य-तमसि विनालोकेन चक्षु- | [ निमित्त-मेद यों है--- ] 
रूपसन्निकर्षो नक्तश्वराणा रूप- | निशाचरोंको बिना प्रकाशके अन्च- 


अप | कारमें ही होनेवाला नेत्र और रूपका 
ज्ञा त॑ भवांते | मन एवं  उनिकर्ष रूपज्ञानमे कारण होता है, 


केवर्ल रूपज्ञाननिमित्त योगिनाम्‌ | * योगियोंका मन ही रुपज्ञानमें हेतु है 


भेदोज्नेकधा विकरुप्यते | तथा 


२५४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
आई: "कस: अप नि बकए से कब ८23% या 30 “वाई: 2:22 ब्यादू <:2:% घी नया 3८29 व्यई2:2:9७, नाई >>: 
अस्मा्क॑तु॒ सकह्निकर्षालोकास्यां | तथा हमे चक्षु सनिकर्ष और ग्रकाग 
.... । दोनोके होनेपर रूपज्ञान होता है । 
सह तथादित्यचन्द्राद्यालोकमेदेः | इस प्रकार सूर्य और चन्द्र आदि 
|| प्रकाशंकि भेदसे भिन्न-भिन्न 
| निमित्तोंका समुच्चय होता है. तथा 
तथा आलोकविशेषशुणवदशुण- | ्रकाशविशेषोके गुणवान्‌ या गुणहीन 
| होनेसे भी निमित्तेकि भेद हो 

जाते हैं । 


समुचिता निमित्तम्रेदा भवन्ति 


वच्वेन भेदाः स्युः | 





एयमेव. आत्मेकत्वज्ञाने5पि | इसी प्रकार आत्मैकलज्ञानमे भी 
क्चिजन्मान्तरकृतं कमे निमित्त | कहीं जन्मान्तरक्ृत कर्म निमित्त 
भवति, यथा प्रजापतेः । होता है, जैसा कि प्रजापतिका, 


क्चित्तपो निमित्तम्‌, “तपसा ब्रह्म कहीं तप निमित्त है, जैसा कि 


282 320 8 | “तपसे ब्रह्मको जाननेकी इच्छा 
विजिज्ञासख” ( त० उ०३। २। _.., ह 

हे के! ८ | करो” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है. 
१ ) इति श्रुतेः। कचित्‌ “आचाय- 


' और कहीं “आचार्यवान्‌ पुरुषको 
वान्पुरुषो वेद” ( छा० उ० ६। 


के ज्ञान होता है””, “श्रद्धावान्‌ पुरुष 
१४७।२ )“अ्रद्धावेलिमते ज्ञान! 


ज्ञनलाम करता है”, “उसे 
( गीता ४ | ३९ ) “तहिद्वि | प्रणिपात करके जानो”, “आचार्यके 
प्रणिपातेन* ( गीता 9७। ३४) 


द्वारा ही [ विद्या ख्िरताको प्राप्त 
“आचार्याद्ेव” (छा? उ० ४।९। | होती है |” एवं “यह आत्मा द्वष्टन्य 
३) “द्रश्व्यः श्रोतव्यः (क्चु० 


है, श्रोतन्य है” इत्यादि श्रृति- 
8 ५ _ | स्वृतियोंके अनुसार श्रद्धाप्रर्वति, 
ड॒ हे ।४। ५ ) इत्यादिश्रुति अधमादिके हेतुओंकी निशृत्तिक 
स्टतिभ्य एकान्तज्ञानलाभनिमि- | (रण होनेसे ज्ञानहामंके नियत 
तत्व॑ श्रद्धाप्रभृतीनाप्‌ अधरमांदि- 

निमित्तवियोगहेतुत्वात्‌ । वेदान्त- 


निमित्त हैं । वेदान्तके श्रवण, मनन 
और निदिध्यासन तो साक्षात्‌ ज्षेय 
अ्वणमनननिदिध्यासनानां च्‌ 


वस्तु ( ब्रह्म ) को ही विषय करने- 





ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्याथ श्ण्५.. 
ब्यॉर्प: ० ब्या< ८2०. +७२८२३४०- बह ८2स्‍0 नर. चर .५७, बाई. न्याई 2: 0%. नप२:2:, कई (2७, "ई:3: 2, "५. 
साक्षाज्जेयविषयत्वात्‌ । पापादि- | वाले है तथा पापादि प्रतिबन्धका 
प्रतिबन्धक्ष्य चात्ममनसोर्थूता- | गैस दोनेपर आत्मा और मनका भी 


अल निगिसग लगाते तो: परमार्थज्ञनमें निमित्त होना खाभाविक 
है; इसलिये श्रद्धा और प्रणिपातादि- 


दहेतुत्त॑न जातुज्ञानथ | का ज्ञानकी उत्पत्तिमे अहेतुल कभी 
श्रद्धाप्रणिपातादीनामिति ॥ २ ॥ नहीं हो सकता ॥२॥ 


लय 
प्रजापतिसे मिधुनकी उत्तपत्ति 
इतश्र संसारविषय एव प्रजा- प्रजापतित्व इसलिये भी संसारका 
एतित्वप्‌, यतः | ही विषय है, क्योकि-- 

स वे नेव रेमे तस्मादेकाकी न रमते स द्वितीय- 
मेच्छत्‌ । स हैतावानास यथा स््रीपुमा*सो सम्परिष्वक्तो 
स इममेवात्मानं द्वेधापातयत्ततः पतिश्र पत्नी चामवतां 
तस्मादिद्मधेब्ृगलमिव स्व इति ह स्माह याज्ञवल्क्य- 
स्तस्माद्यमाकाशः ख्रिया पूर्यत एवं ता समभकक्‍त्ततो 
मनुष्या अजायन्त ॥ ३ ॥ 

वह रममाण नहीं हुआ । इसीसे एकाकी पुरुष रममाण नहीं होता। 
उसने दूसरेकी इच्छा की। वह जिस प्रकार परस्पर आलिल्लित खी 
और पुरुष होते हैं वैसे ही परिमाणवाल्या हो गया | उसने इस अपने 
देहको ही दो भागेमि वरिभक्त कर डाछा | उससे पति और पत्नी हुए । 
इसलिये यह शरीर अर्द्धन्रगल ( द्विदल अन्नके एक दल ) के समान 
है--ऐसा याइ्वल्कपने कहा | इसलिये यह [ पुरुषारई ] आकाश खीसे 
पूर्ण होता है । वह उस ( खी ) से सयुक्त हुआ; उसीसे मनुष्य उत्पन्न 
हुए हैं ॥३॥ 





श्५्‌द वृद्ददारण्यकीप निपद्‌ [ अध्यारझ * 
चर "का >: 2: ज्याए सेट कर व्यापक जा २८2, ब्य्पि222७ न्याए->-22% च्याई >:2 2 ब्याई-स्‍0७, नयाई:> 22%, व्याई: ०-2४. नाई -७७- 

स्‌ भ्रजापतियें नव रेमे रविं ! वह प्रजापति रममाण नहीं 
हुआ--उसने रतिका अनुभव नही 
' किया अधात्‌ वह हमारे ही समान 
त्यथे अस्मदादिवदेव यत+  अरतिसे भर गया। क्योंकि ऐसा 


कदम .... .. हुआ इसलिये इस समय भी 
इदानीमपि तस्मादेकाकित्वादि-। (क्ाक्त्वादि धर्मवान्‌ होनेसे पुरु 
धर्मवत््तादेकाकी न रमते र॒तिं ' “किलेमें नहीं रमता--रतिका अनुभव 
रा लक नहीं करता | इष्टविषयके संयोगसछरे 
नाउभवांत। रातनामेशथंसेयोगजा ! होनेवाली क्रीडाका नाम रति है 
क्रीडा, तत्मसज्ञिन इटवियोगा- गे सॉसक्त उुरुषक्े मनमें इट 
 बस्तुका वियोग होनेपर जो वब्याकुलता 

न्मनस्याकुलीभावो5रतिरित्युच्यते। * होती है उसे अरति कहते है । 


स तस्या अरतेरपनोदाय द्वितीयम्ू॒_ उस अरतिकी निवृत्तिके लिये 
अरत्यपधातसमथ खीवस्त्वेच्छदू ' उसने अरतिका नाश करनेमे सप्र्थ 


सै दूसरी वस्तु--ख्रीकी इच्छा यानी 
गृड्धिसकरोत्‌ । तसथ चेव॑ स्री ।धिलोध पल इस मकर: 


विषय॑ ग्ृध्यतः ख्लिया परिष्वक्त- | विषयक इच्छा करनेपर -उसे अपने 
स्पेवात्मनो भावो बभूव । स तेन | फेदका खीसे आलिझ्लित हुएके समान 


-._ भाव हो गया । सत्यसंकल्प होनेके 
सत्येप्सुत्वाद्‌ ृ त्प्र्माण ए. 
'सुत्वाद एतावानेतत्परिमाण | _ रण वह उस मावसे इतना अर्थात्‌ 


आस वसूव'ह । ऐसे ही परिमाणवाला हो गया | 
किंपरिसाण! १ इत्याहई--यथा | किस परिमाणवाछा हो गया £ 
सो श्रुति बतछाती है-जिस प्रकार 
लोके ख्रीपुमांसों अस्त्यपनोदाय | लोकमें ख्री और पुरुष अरतिकी 
निवृत्तिके लिये परस्पर आलिव्वित 
होते हैं, वे जिस परिमाणवाले होते 
तथा तत्परिमाणो बभूवेत्यर्थः | | हैं उसी परिमाणवाल्य वह हो गया-- 


नान्वसवत्‌। अरत्याविशेष्यूदि- 


सम्परिष्वक्तो यत्परिमाणों स्थातां 


ऋण ४ ] 


शाएरभाप्याथ् 


१५७ 


बरस: कारन न बरस प्यार) ब्रा >- ब्लप्: 2 ब्वटसप- बा: ब्2० रपय:200 वाई“ 


से तथा तत्परिमाणमेव इमसात्मान॑ 
इधादिगप्रकारमपातयत्पातितवान। 
इममेवेत्यवधारणं मूलकारणाद्वि- 


राजो विशेषणा्थम्‌ | न क्षीरस् 


सर्वोपमर्देन दधिभावापत्तिवद्धिराट 


सर्वोपमदनतावानासः किं 
तहिं ? आत्मना व्यवखितस्थैव 
व्राजः सत्यसडूल्पत्वादात्मव्य- 
तिरिक्त' ख्रीपुंसपरिष्वक्तपरिमाणं 


शरीरान्तरं बभूव | स एवं च 


विराट तथाभूतः स हेतावानासेति 
| सो का 'एतावान! से सामाना- 


सामानाधिकरण्पात्‌ | 


ततस्तस्मात्पातनात्पतिश्व पत्नी | 
चाभवतामिति दस्पत्पोर्निवचन | 


लोकिकयोः । अत एवं तस्मात्‌, 
यस्मादात्मन एवार्थः प्रथम्भूतो 


येये स्ली, तस्मादिदं शरीरमात्म- 


ऐसा इसका तात्यस है। उसने वेसे--- 
उस परिमाणबवाले अपने इस देहको 
ही द्वेधा--दो प्रकारसे पतित किया। 
ट्मम्‌ एवं ( इस देहको ही ) इस 
प्रकार निश्चय. करना मूलकारणसे 
विराटकी व्रिशेषता बतलानेके लिये 
है । दूधके सारे खरूपका नाश करके 
हानेवाली दविभावरकी प्रात्तिके समान 
विराट अपने पूर्ववर्ता सारे खरूपका 
तिरोभाव करके ऐसा नहीं हुआ; 
तो फिर किस प्रकार हुआ * अपने 
खरूपमें स्थित रहते हुए ही बिराटके 
सत्यसंकन्प होनेके कारण उसके उस 
गरौरसे भिन्न परस्पर आलिद्वित हुए 
ख्री-पुरुषोके परिमाणवाला एक देहान्तर 
हो गया; क्योंकि वही पूर्वेरूपमें स्थित 
विराट था और वही ऐसा हो गया- 
इस प्रकार यहों [ विराटके वाचक ] 


घिकरण्य है | 

उससे---उस द्विधा पातनसे पति 
और पत्नी हुए--यह लीकिक पति- 
पक्नियो[के पति-पत्नी नाम] का निवेचन 
किया गया है। इसीसे, क्योकि यह जो 
स्री है शरीरका ही पृथग्भूत अधेभाग 
है, इसलिये यह शरीर आत्माका 


, अर्धवृगल--है । जो अधे (आधा ) 


१५८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
गए नई (िटट फ न्याईन:ट, नाई: पक नाई मे पक न्यद 2०22% व्याइ 2८22 ब्याई 2:24 नहर ८22७ नया >८-2% व्यद>2%, व्याए फ् 
नोउरपबृगलमर्ध च तद्‌ दगलं | हो और बृगछ--बिदल हो उसे अर्ध- 
बिदल॑ च तदर्धब्गलम्‌ अर्धविद्ल- विगल (दो दलोमेंसे एक दल) कहते है 


ः स्नर्श अर्थात्‌--अर्धविदल-सा है। किन्तु खीसे 
मिवेत्यथः । प्राकस्त्युद्दहना मी मत ली लक 


धैबगलम[ इत्युच्यते--ख आत्मन | द्रगल होता है, सो श्रुति वतलाती है- 
इति । एवमाह स्मोक्तवान्किल | ख अर्थात्‌ अपना ही--ऐसा निश्चय 


याजवस्क्य, यज्ञ बर्कों वक्ता | किलसने कहा है। यहका 
वल्क--चवक्ता यज्ञवल्क कहलाता हैं 


यज्ञवल्कस्तस्यापत्य॑ याज्ञवल्क्यो | उसका पुत्र याज्ञवल्क्य अर्थात्‌ दैवराति 
देवरातिरित्यथः। ब्रह्मणो वापत्यम्‌। | अथवा अद्माका पुत्र याज्वल्क्य । 


यस्मादय॑ पुरुषाध॑ आकाशः 


क्योकि यह पुरुपाध आकाश 


शून्यः पुनरुदहनात्तस्मात्पू र्यर्घसे शून्य है, इसलिये पुन 
स्यधरशून्यः पनरुद्ठ हनात्तस्मात्पू- हे 
रत के : * | विवाह करनेपर यह रूयर्धसे पूर्ण 


येते रत्यधेंन, पुनः सम्पुटीकरणे- होता है, जिस प्रकार कि विदलार्ध 
नेव विदलाथे! । तां स प्रजापति- पुनः सम्पुटित कर दिये जानेपर । 
मेन्चाख्यः शतरूपाख्यासात्मनो | तंत्र वह मलुसज्ञक प्रजापति अपनी 


दुहितरं , | पत्नीरूप कल्पना की हुई उस अपनी ही 
दृद्दितर हे पत्ीत्वेन करिपतां शतरूपा नामकी कन्यासे सयुक्त 


समभवन्मेधुनम्ुुपगतवान्‌ । ततस्त- | हुआ अर्थात्‌ मैथुनधर्ममे प्रदत्त हुआ। 
स्मात्तुपगमनाद्‌ मनुष्या अजा- | उस मैथुनकी प्रवृत्तिसे मनुष्य उतपन्न 
यन्तोत्पन्नाः ॥ ३ ॥ हुए ॥ ३॥ 
सिधुनके द्वारा गवादि ग्रपश्चकी सृष्टि 
सो हेयमीक्षाश्नक्र कथं नु मात्मन एवं जनयि- 
त्वा सम्भत्रति हनत तिरोससानीति सा गौरमवहृषभ इत- 
रस्ता< समेवाभवत्ततो गावोप्जायन्त वडवेतराभवद्श्वद्वष 


घ्राध्मण ४ ] शाएरभाप्याथे श्ष्ण्प्प 


हक 


ब्कट न फल बर्ट3. 2 आई - 2० करन फल ब्ॉर्टन न ब्वटए ४ बट 2 बम: ब्र0 ७ बा ब्वप्र 0 ऋ<८१.. 
इतरो 458.. 4 गर घा समवांसवक्‍ततत 
ग्तरो गदभीतरा गददेभ इतरस्ता< समेवाभवत्तत एकशफ- 
मजायता दे कक, घि ्श्ु ७ 
जेतराभवद्वस्त इतरोपविरितरा मेप इतरस्ता< 
समवाभियतत लक कक कक जायन्तेवमंव ब््ि ज् ] 
समंवाभवत्ततोी ,जावयो५जायनर यदिदं किद्च मिथु- 
पिपी ल्कि। भ्यस्त हा से मसज 
नमा ःकाभ्यस्तत्सबेमसजत ॥ ४ ॥ 
गतरूपा ) ने पह विचार किया कि 'भप्नेहीसे उत्मन करके 
घए मुझसे यों समागम करता है ? अच्छा, में शित्र जाऊ, अत वह 
गी हो गयो, ते। दूसटा सानों मनु बृषम होकर उससे सम्भोग करने लगा, 
स्समे गाउ-मैल उत्पन्न हुए | तब बह घोठी हो गया और मनु अश्वश्रेष् 
हो गया, शिर बह गद भी हो गयी और मनु गदभ हो गया. और उससे 
भाग करने लगा । हमसे एफ खुरबाड़े पदग्चु उत्तन्न हुए। तदनन्तर 
शतस्धपा बकरी हो गयों और मनु बकरा हा गया। फिर वह भड़ हो गया 
और मनु भेठा होडर उससे समागम करने छगा । इससे बकरी और 
भरोंकी उलत्ति हुई। स्सी प्रफार चींटोसे लेकर ये जितने मिथुन (स्री-पुरुप- 
रुप जाडे ) हैं उन सभीकी उन्होंने रचना कर डाली ॥४॥ 
सा शतरूपा उह इयं सये वह यह झतरूपा स्छतिके 


दहिठगमने स्मार्त प्रतिपेधमनु- , कन्‍्यागमनसम्बन्धी प्रतिपेषवाक्यको 


स्मरन्तीक्षाशक्रे | कर्थ न्विदम- समरण कर यह विचार करने छगी। 
कृत्य॑ यन्‍्मा मामात्मन एवं जन- ' ऐसा अकरणीय कार्य क्यो करता 
यिल्ात्पाद्य सम्भवत्यपगच्छति | है जो मुझे अपनेहीसे उत्पन्नकर मेरे 


यद्यप्यय हन्तेंदानी सम्मोग करता है। यद्यपि यह 
लय वित्त) तो निर्दय है तथापि मैं अब छिप जाती 


तिरोध्सानि जात्यन्तरेण तिरस्कृता | 5--जात्यन्तररूपसे अपनेको छिपाये 
भवानि | इत्येबमीछ्षित्वासा | लेती हूँ। ऐसा विचार कर वह गौ हो 
गारभवत्‌ । उत्पाद्य प्राणिकर्ममि- « गयी। किन्तु उत्पन्न किये जाने योग्य 


१६० बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय * 
ब्याज नए ट, ब्करपट2 न >722% न्यनट अ नाई एन. "कई: 2, ब्यई:२:2:७- नई: कई: न्याई २८2: नई ऋ- 


श्रोद्यमानाया; पुनः पुनः सैव मतिः | आ्राणियेंकि कमोंसे प्रेरित हुई शत- 
शतरूपाया मनोश्राभवत्‌ | ततथ | नी और मलुकी भी एनः-झुनः 


:। ता समेवामबदि- हो व था, प 
कम इतरः तो समवाभवाद | दत्त हो गया और पूर्ववत्‌ 


ँ (0 कप 
स्यादि पूववत्‌ । ततो गावों- | उसके साथ समागम करने छगा। 
ब्जायन्त । उससे गाय-ब्रैल उत्पन्न हुए । 
तथा. बडवेतराभवदश्चवृष , फिर शतरूपा घोडी हो गयी 
॥] 


इतर: | ग्‌ औभीतर गर्दभ 6_। और मनु अश्वश्रेष्ट, तथा उसके 
इतर | तथा गठभातरा गदभम पश्चात्‌ वह गर्दभी हो गयी और 


इतरः । तत्र वदवाश्वृषादीनां | मनु गर्दभ | तब उन घोड़ी और 


सद्भमात्तत एकशफमेकखु रम्‌ अश्वा- | अश्वश्रेष्ठादिके समागमसे घोडा, खचर 


शतरगदभारूय॑ त्रयमजायत । और गवा--ये तीन एक खुखाले 
हे रे पशु उत्पन्न हुए | 


तथा अजेतराभवद्वस्तश्छाग इसी प्रकार शतरूपा बकरी हो 
विर्तिरों सेव इंतेश लो गयी और मनु बकरा तथा वह भेड़ 
इतरः) तथा आवारतरा मेष इतर$ ता | हो गयी और मनु भेडा हो गया 


समेवामवत्‌। तां तामिति वीप्सा | | और उससे समागम करने लगा । 

लोग िलिति यहाँ 'ताम! शब्दकी 'ता ताम ऐसी 
तामजा त ह् 

मजा तामविं चेति समभवदेवेत्य दिरुक्ति समझनी चाहिये अथोत्‌ उस 


थे; । ततोष्जाश्रावयश्राजावयो- | बकरीसे और उस भेडसे समागम 


दिद॑ वि करने लगा । तब भेड-बकरियोंकी 
22 हा 9३ व क उत्पत्तिहुई । इसी प्रकार आपिपीलिका- 
दा मिथुनं स्लीपूंसलक्षणं | भ्य;--चीटीसे लेकर ये जो कुछ 
इन्हम। आ पिपीलिकास्यः पिपी- | भी मिथुन--ल्री-पुरुपरूप जोड़े हैं। 
52335 बच « | उसने इसी न्यायसे इन सबकी रचना 
लिकामिः सहानेनेव न्यायेन तत्सव- की, अर्थात्‌ इस सारे जगतको 
ससृजत जगत्सश्टवान्‌ ॥ ४७॥। उत्पन किया ॥ 9 ॥ 

जा # 





ब्राह्षण ७ ] 


शाहूरभाष्यार्थ 


१६१ 


कर: व्या-2 नया पक- न: ब्क२८7230७ "वाई 2.0 वि 7-20 «का “८2% व्याट २:2७, नव >- पक के 2:2%ऋ, व्यय 


ग्वापतिकी सृश्िसज्ञा और सश्रिपसे उसकी उपासना करनेका फल 
सो5वेद॒हं वाव स॒ष्टिरस्म्यह* होद< सबमसक्षीति 
ष् * + 
ततः सृष्टिरमवत्सष्टया< हास्येतस्यां सबति य एवं वेद ॥५॥ 


उस प्रजापतिन "मैं ही सृष्टि हें" ऐसा जाना । मैने इस सबको रचा 
है । _न कारण वह 'सृष्टि' नामबाछा हुआ । जो ऐसा जानता है वह इस 
( >जापति ) की सश्टिमें [ स्रश् | होता हैं ॥ ०॥ 


सप्रजापतिः सर्वमिद॑ जग- 
त्सृष्ठा अवेत्‌ | कथम्‌ $ अहं वावाह- 
मच सृष्टि, सृज्यते इति सूष्टं 
जगदच्यते सृश्टिरेति । यन्मया 
सृष्ट जगन्मदभेद्त्वादहमेवास्मि 
न मत्तो व्यतिरिच्यते । कुत 
एतत्‌ १ अहं हि यस्मादिद सब 
जगदसृक्षि सृष्टवानस्मि तस्मादि- 
त्य्थेः । 

यस्मात्सृश्शिव्देन आत्मान- 
मदाभ्यधात्पजापति। ततस्तस्मा- 
त्सृप्टिरमवत्‌ सुष्टिनामाभवत्‌ । 
सुट्टयां जगति हास्य ग्रजापते- 
रेतस्थामेतस्मिझ्लगति, स प्रजापति- 


वत्सष्टा भवति खात्मनोड्नन्य- 
वबृ० उ० २१-२० 


उस प्रजापतिने इस सम्पूर्ण 
जगत्‌को रचकर जाना । किस 
प्रकार जाना ? "में ही सृष्टि हूँ।' 
उस्तका सर्जन (निर्माण) किया 
जाता है, इसलिये वह सृष्ट (उत्पन्न) 
हुआ जगत्‌ सृध्तटि कहलाता है। 
[ उसने विचार किया--) 'ेरेद्वारा 
जो जगत्‌ रचा गया है वह मुझसे 
अभिन्न होनेके कारण मैं ही हूँ। वह 
मुझसे अलग नहीं है। ऐसा क्यों है 
क्योकि मैने ही इस सम्पूर्ण जगत्‌- 
को रचा है, इसलिये'----[ यह मुझसे 
अभिन्न है ] ऐसा इसका तात्पय है । 


क्योंकि प्रजापतिने 'सृध्टि' नामसे 
अपनेको ही कहा था, इसलिये 
वह॒सृष्टि अर्थात्‌ सृष्टि नाम-* 
वाला हुआ। इस प्रजापतिकी 
सृष्टिमं अथोत्‌ इस जगतमें वह 
प्रजापतिके समान अपनेसे अनन्य- 


१६२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्या कट- नई८22%, नाई 220 बाई २2% नई: व्याई 222: व्याए:२८2 व्या्ई:2:-%, नहई (22% न >:-24७ "कई: ४७ बाई: 29७ 


भूत जगतः, कः * य एवं | भूत जगतका खष्टा होता है, कौन * 


थोक्तं प्रकार प्रजापतिके समान 
प्रजापतिबद्यथोक्त स्वात्मनोज्नन्य- | के /र अजापतिके स 
उपयुक्त अपनेसे अभिन्न जगतको, 


भूत जगत्साध्यात्माधिभूताधिदेवं | 'अव्याम' अधिभूत और अधिदेवके 
जगदहमस्मीति वेद ॥ ५॥ | सहित सारा जगत्‌ मैं हूं? इस 
प्रकार जानता है ॥ ५॥ 


ग्रजापतिकी अग्नयादिदेवरूप अतिसूएि 

अधेत्यन्यमन्थत्स सुखान्व॒ योनेहस्ताभ्यां चाम्मि- 
मसजत तस्मादेतदुभयमलोमकमन्तरतो$लोमका हि योनि- 
रन्तरतः । तद्यदिदमाहुरमुं यजामुं यजेत्येक्क देवमेत- 
स्पेव सा विसृश्टरिष उ होव सर्वे देवा: । अथ यत्किश्वेद- 
मार तद्रेतसोएस्जत तदु सोम एतावद्वा इद« स्वेमनन्‍्नं 
चैवान्नादश्व सोम एवान्नमभिरन्नादः सैषा ब्रह्मणोपतिसष्टि। 
यच्छेयलो देवानसजताथ यन्मत्येः सन्नम्तानसजत 
तस्मादतिसश्रितिसष्टया< हास्येतस्याँ सबति य एवं 
वेद ॥ ६॥ 


फिर उसने इस प्रकार मन्थन किया । उसने मुखरूप योनिसे दोनों 
हाथोंद्वारा [| मन्थन करके ] अग्निको रचा। इसलिये ये दोनों भीतरकी 
ओरसे लोमरहित हैं, क्योंकि योनि भी भीतरसे लोमरहित ही होती है | 
अतः [ याज्षिक लोग अग्नि, इन्द्र आदिको ] एक-एक ( भिन्न-भिन्न ) देवता 
मानते हुए जो ऐसा कहते हैं कि इस ( अप्नि ) का,यजन करो, इस 
( इन्द्र ) का यजन करो सो वह तो इस एक ही देवकी विसृष्टि है | यह 
[ प्रजापति ] ही सर्वदेवरूप है । इसके बाद जो कुछ यह गीछा है. उसे 


ग्राह्मण ४ ] 


। 


पन्न जिया, 


४ | हशे 


ते अन्न 


उ्ल्ह्टट 


“जार जादता ए 
ज्ं से प्रजापतिजेगदिदं मिथू 
नान्‍्मक सद्दा ब्रागमणाड़िवर्णनि- 
यन्त्रीद बताः सियुभ्षुगदो: 
अथति शब्दद्बमभिनयग्रदशना- 
धरम 
प्रक्षिप्याभ्यमन्थदाभिमुख्येन मे 
न्यनमकरोन्‌ | से मुख हस्तास्यां 
मधित्वा मुखाच् य्रोनहेस्तास्यां 
च योनिभ्यामग्न ब्राह्मणजातेरलु- 
ग्रत्कर्ताग्मसजत सृष्टवान्‌ । 


, अनन प्रकारेण मेख हस्ता 


यम्माद्ाहकसाग्रेयनिरेतदुभय॑ 
हस्ती मुख च। तस्मादुभयमप्ये- 
तदलोमक॑ लोमविवजितम्‌ । वि. 
स्वमव ? न, अन्तरतोउ्भ्यन्तरतः; 
अस्ति हि योन्‍्या सामान्य- 
मृभयस्थास्य । किम्र्‌ * अलोमका 
हि योनिरन्तरत+ र्नीणाम्‌ । तथा 


शाएरमभाप्याथ 
ब्बन:ज, ब्य्ीन प्रिक ब्यीय2० बकर्ट ये, जव्टय-2 न्यर्टन 3 नरम अब ब्कॉग-)% बॉ न।? 3 ब्यरट  क नर्स 4क- 


॥ही सोम ए | इतना ही यह सत्र ऊन्म 


१६३ 


और 


और अग्नि छी अन्नाद है । यह ब्रह्माफी अति 
देवताओकी रचना कौ--खय मर्त्य 
हुया । श्मलिप यह अनिसृष्टि है। जो इस 
यह उसकी टेस अतिसष्टिम ही हो जाता है ॥ ६ ॥ 


ट्स प्रवार उस प्रजापनिने इस 
मिथुना-मकक जगतकी रचना कर 
ब्रामणादि बर्णोका नियन्त्रण करने- 
बालो देवताओकी रचना करनेकी 
ह्च्ठामे पहले---यहों 'अब और 
पति! थे दो गछ अभिनय प्रदर्शित 


करनेके लिये हँ--इस प्रकारसे 
मु हाथ डालकर 'अभ्यमन्यत्‌'- 


अभमुग्बतासे मन्‍्थन किया | उसने 


| मुण्की हा्थैसि मबकर सुखरूप 


योनिसे हाथरूप योनियोके द्वारा 


त्रा्षण जातिपर अनुग्रह करनेवाले 
। म्रिे 4: 
अग्निदेवव। उत्पन्न किया । 


क्योकि ये हाथ और मुख दोनो 
दाह करनेवाले अग्निदेवकी योनि है, 
इसलिय ये दोनो ही लोमशून्य है । 
क्या सारे ही लोमशून्य हैं “-- 
नहीं, अन्तरतः--भीतरसे । इन 
दोनोंकी योनिसे समानता है। 
क्या समानता है ? ब्लियोकी योनि 
भी भीतरसे लोमशून्य ही होती है । 


१६४ बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
ज्क 2, नया स्‍७ ब्रज, आई 2, ब्कर:2 ७ नह. 2:23, च्व((०: 2७ ८224 व्याई २ ८2:% अाई २८2७ >> 


ब्राह्यपोईपि झुखादेव जज्ञे | इसी प्रकार ब्राह्मण भी प्रजापतिके 
मुखसे ही उत्पन्न हुआ है । अतः 
। एक ही योनिसे उत्पन्न होनेवाले 


होनेसे जिस प्रकार बडे भाईका 


रु ' छोटे भाईपर अनुग्रह् रहता है उसी 
व्ज्य ब्लुगृ । 
पनेव्ालुजोज्लुगुद्यते अभिना प्रकार अप्नि मी ब्राह्मणपर अनुग्रह 


रि चत्यो | करता है । अतः अग्नि ही ब्राह्मण- 
ब्राह्मणः | तस्माद्राह्मणो पिदेवत्यो , की देवता रोक मल 


| 
कद मी वीर्यवाला है--यह बात श्रति-स्मृति- 
सुखवीयेश्रेति श्रुतिस्मृतिसिद्धम्‌ । कआ ह वात श्रुति-स्ट् 


प्रजापतेः । तस्मादेकयोनित्वा- 


तथा वलाश्रयाभ्यां बराहुम्यां इसी प्रकार बढकी आश्रयभूता 
| भुजाओंसे उसने क्षत्रियजातिके 


वलभिदादिक क्षेत्रियजातिनिय- , नियन्ता इन्द्रादि और क्षत्रियेंको रचा। 
स्तारं क्षत्रिय च्‌ । तस्मादेन्द्र क्षत्र | सीसे क्षत्रिय इन्द्रदेवताका अजुप्राह्म 
बाहर सती और बाहुरूप वीय॑वाला होता है---यह 
बाहुवीय॑ चेति श्रुतों स्व॒तों | बात श्रुति और स्थृतिममें विख्यात 
लो है | तथा ईहा यानी चेष्टा उसके 
चावगतम्‌ | तथोरुत ईहा चे आश्रयभूत ऊरुभेसे वेश्यजातिके 
तदाश्रयाहादिलक्षणं. विशो | तियन्‍्ता व आदिको और वैस्न- 
“वि जातिको उत्पन्न किया । अतः 
नियन्तारं विश्व च | तस्मास्कृष्यादि-| वैश्य कृषि आदि कर्मेर्मे सलमन रहने- 
गे वख्ादिदेवस्यश्न चैबयः | | और वच्चु आदि देवताओोसे 
प्रो ३ वेश्यः । अनग ले गा हल तह 
तथा पृषणं प्रथ्वीदेवतं शूद्रं च | एथिवीदेवत पूष्ठा और परिचियो- 
परायण  शूद्धनातिको चरणोंसे 
रचा--ऐसा श्रुति-स्मृति-जनित 
प्रसिद्धिसे सिद्ध होता है | 
उनमें क्षत्रियादिके देवताओंकी 





पद्धयां परिचरणश्षममसजतेति 
श्रुतिस्मृतिप्रसिद्धे! | 
तत्र क्षत्रादिदेवतासगंमिहानुक्तं 





घाह्मण ४ ] शाउइरस्भाप्याथ १६७ 
च्य 2. कर 2७, नवा्ट >- ७, व्यक 22७. बकरे"). व्ये:+ 20०- नकद -20- व्वर्द3..3,०. न्य्ट.--०)%७ न्यू 3-2 नया: 3-2 %- ब्कर्द-: फक- 


वल्यमाणमप्वुक्तवदुपसहरति सृष्रिका ययपरि यहां ( मूलम )उल्लेख 
नहीं छे, औ॥ वह आगे कही जाने- 
सश्टिसाकल्यानुकीरत्य । यथेय॑ बाठी है तो भी सश्टिकी सबोद्ठताका 
_ अनुकीतन करनेके लिये श्रुति उत्तका 
श्रतिब्यबस्पिता तथा प्रजापति- कहे हए.्के समान उपसहार करती 
है | जेंसी कि त्स श्रुतिकी व्यवस्था 
रेव सर्चे देया इति निश्चिताइथः। ' है उसके अनुसार प्रजापति ही सर्व 
देवरूप हँ---यह इसका निश्चित 
खटुरनन्वत्वास्मृष्ानामू , प्रजा- अर्थ है, क्योकि सृट्ट पदार्थ सशसे 
| भभिन्न होते हैँ और प्रजापतिने ही 

पतिनव तु यथ्त्वादेवानाप्‌ू । | सब देबोकी सृष्टि की है । 
अथव प्रकरणार्थ व्यवस्थिति' अब श्स प्रकार इस प्रकरणका 
' अथ निश्चित होनेपर उसकी स्थतुति- 
; के लिये अविद्वानके मतान्तरकी 
निन्‍्दोपन्यासःः अन्यनिन्दान्य- निन्‍्दाका उपन्यास किया जाता है, 
. क्योकि एककी निन्‍्दा दूसरेकी स्तुति- 
के लिये होती है | इसलिये अभिप्राय 
यात्रिका यागकाले यदिदं वच | यह है कि वहां कमग्रकरणमे केबल 
याज्ञिकलोग यन्नके समय जो अप्नि 
आदि देवताओमेंसे प्रत्येकके नाम, 
इत्यादि--नामशस्तस्तोत्रकर्मादि- ' शाख, स्तोत्र और कर्म मिनन-मिन्र 
होनेके कारण एक-एककी अलग- 
अलग मानते हुए ऐसा वचन बोलते 
क॑ मन्यमाना आहुरित्यमिप्रायः । | है कि इस अभम्रिका ५ करो, 
स्मैव इस इन्द्रका यजन करो” उसे उस 
तन्न तथा विद्यात्‌, यस्मादेतस्थैब | «पे (कि लगी! गन 


प्रजापतेः सा पिसृर्टदेवभैद: सबे | चाहिये, क्योकि यह सम्पूर्ण विसृष्टि- 


तन्स्तुत्4भिप्रायेणाविद्वन्मतान्तर- 
स्तुतय । तत्तत्र कमग्रकरणे केवल- , 
आहः---अमृुमर्ति यजामुमिन्द्र यज' 


भिन्नत्वाड्िलमेवाग्न्यादिदेवमेके-- । 
। 


१६६ बृद्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्|रस ०+<2५ «रस कई ड2 २०:2७ चइ(<2:%- न्य 22%, “बाई 722 नई <3:22%- व्याई-०-22- व्य>-2 ४ नई०2७ 
एप उ झोव प्रजापतिरेव प्राणः | देवमेद इस प्रजापतिका ही है, अत 
सर्वे देवा) । प्राणरूप प्रजापति ही सर्वदेव है। 

अन्न विग्नतिपद्चन्ते-पर एवं | इस विपयमें बिद्यानोका मतभेद 
लव, है--किन्हीका तो कथन है कि 
हिरण्यगर्भ इत्येके । संसारीत्य- | (रमात्मा हो हिरण्पगर्भ है और 
परे। कोई कहते हैं कि वह ससारी दे । 
पर एवं तु मन्त्रवणोत्‌ || ग्रवस पक्ष-मन्त्रक्षरोसे सिद्ध होने 


इन्द्र मित्र वरुणमग्निमाहु/” इति के कारण परमात्मा ही हिरण्यगर्म 


अगर दे है | “उसे इन्द्र, मित्र, वरुण और 
अत | उप जेडेत इस्द्र दे अन्न कहते हैं?” इस्त श्रुतिसे तथा 


ग्रजापतिरेते सर्वे देवाः”” ( ऐ० उ० | “यह ब्रह्म है, यह इन्द्र है, यह 
५३ )इतिच श्रतेः | स्मृतेश्व-- | “पति ( विराद्‌ ) है और यह 
(। द्न्त सम्पूर्ण देवगण है?” इस श्रुतिसे, ख 
एतमेके वदन्त्यप्नि मनुमन्‍्ये प्रजा- | ५. परमात्माको कोई अग्नि, कोई मनु 


पतिम्‌! ( सनु० १२। १२३ ) | और कोई प्रजापति कहते है 


इति, “योज्सावतीन्द्रियोज्याह्यः | जो अतीखिय, अमग्राह्म, सक्षम, 

हे अव्यक्त, सनातन, सर्वेभूतमय ओर 

सूक्ष्मोज्व्यक्तः सनातनः । सर्व- ; का 3 
अचिन्त्य परमात्मा है वही खय 


भूतमयो5विन्त्यः स एवं खयपु- | प्रकट हुआ” इन स्मृतियोसे यही 
द्वमो” ( मचु० १।७ ) इति च। | सिद्ध होता है । 
संसायेंव वा स्यात्‌ | “सर्वा- | द्वितीय पक्ष-अथवा ससारी ही 
्े अल हिरण्यगर्भ होना चाहिये, जैसा कि 
न्पाप्पन ऑपत्‌! (बर० उ० १। “उसने समस्त पापोको दग्ध कर 
दिया” इस श्रुतिसे सिद्ध होता है 
क्योंकि अससारी परमात्माके लिये तो 
रिणः पाप्सदाहग्रसज्ोडस्ति | भया- | पापदाहका प्रसंग ही नहीं है। 


४।१) इति श्रुतेः | न छसंसा- | 


च्राह्मण ४ ] शाउरभाप्याथे १६७ 
बन्कय-  ज्थ -)... कम पेज ब्कटन-क बकरे फेक न्क ने. फणन ब्यर्ट: 2.02 "(६7-0७ आई<> 3० न्यॉपस:2फ न्क 27: न्वर्टिस फ 
गतिसेनोगश्वणात्य । “अथ ह उसके सिवा उसका भय और अरति- 
के साथ सयोग भी सुना गया है; 
यहा यह भी कहा हैं कि “उसने 
खब मय होकर भी अमृतो 
“हिग्ण्बगर्भ पश्यति जायमानम्‌” ( देवताओं ) की रचना की ।” तथा 
“उसने उत्पन्न होनेवाले हिरण्यगर्भ- 
है 8 | को ठेखा” इस मन्त्रवर्णसे भी यही 
मनब॒णात्‌ | स्थतश्र कमाप्पाक- द्लद्ध होता है। और कर्मबिपाक- 
प्रक्रियायाघू--त्रह्मा विश्वस॒ुजों प्रक्रियाम “ब्रह्मा ( हिरण्यगर्भ ), 
धर्मों महानव्येक्तमेव च। उत्तमाँ | अपतिंगण। धर्म, महत्तत और 
82 05 88 30072 अव्यक्त--इन्हे मनीपिगण उत्तम 
साच्चिकामतां गतिमाहुमनी पिण :?! सास्विकी गति बतदाते है” इत्पाठि 


(मनु० १२।७५० ) इति | स्मृति भी है। 


यन्मस्यः सन्नम्रतानसूजत'' (च्ञ० 
उ* १॥।४॥। ६) ३इति च। 


(धघू० उ० ४। १२) इति च 


अथव॑ विरुद्रा्थानुपपत्तेः . श्द्टा-किन्तु इस प्रकार विरुद्ध 
अर्थ तो सगत नहीं हो सकता। 
| ससलिये इससे श्रुतिके प्रामाण्यका 
| त्रिबात होता है । 
न! कल्पनान्तगेपपत्तरविरोधान।. त्तमाघान-ऐसा मत कहो, 
सा । क्योकि एक अन्य कल्पना सम्भव 
उपावावणपसम्बन्धादशपकल्प- | होनेके कारण इनमें अविरोध हो 
धान किन हर है । उपाधिविशेपके सम्बन्ध- 
ू 30 एक विशेष प्रकारकी कल्पना 
ब्रजति श्यानो याति सर्वृतः | | होती सम्भव है | “वह सिर होने- 
। पर भी दूर चला जाता है, शयन 
कस्त॑ मदामद॑ देव॑ मदन्यो ज्ञातु- | किये होनेपर भी सब ओर जाता है, 
उस हर्ष और विषादयुक्त देवको मेरे 
महति” ( क० 3० १।२॥२१ ) | सिवा और कौन जान सकता है १” 


प्रामाण्यव्याघात इति चेन्‌ 


१६८ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


अध्याय १ 


ब्कर्ट22- ०६९२८2/५.. व्यरडवं:22, नई 22% व्याई 2:20 ब्यई>०22%- न्य्ट 2222७ व्यई<४-2:७, व्याई 23७ “याद 3८2: व्याई बाई 2: पक 


इत्येवमादिश्रुतिभ्य उपाधिवशा- | इत्यादि श्रुतियोके अनुसार उसका 


त्संसारित्व॑ न परसाथतः । खतो- 
असंसार्येव । 

एवमेकत्वं॑ नानात्व॑ च हिर- 
प्यगर्भस्य | तथा सर्वजीवानाम्‌ , 
“तत्चमसि”” (छा? उ० ६ | ८- 
१६)इति श्रुतेः । हिरण्यगर्भेस्तु उपा- 
धिशुद्धयतिशयापेक्षया प्रायशः पर 
एवेति श्रुतिस्व्तिवादाः ग्रवृत्ताः | 
संसारित्व॑ तु क्चिदेव दर्शयन्ति | 
जीवानां तु उपाधिगताशुद्धिबाहु- 
ल्यात्संसारित्वमेव ग्रायशो5मिल- 
प्यते । व्यावृत्तकृत्लोपाधिभेदा- 
पेक्षया तु स्वः परत्वेनामिधीयते 
श्रुतिस्मृतिवादेः । 

ताकिकैस्तु परित्यक्तागम- 


बलैरस्ति नास्ति कर्ताकर्तेत्यादि 
विरुद्ध चहु तकयद्धिराकुलीकृतः 


शास्राथः, तेनाथनिश्रयो हुलेभः । 


उपाधिके ही कारण ससारिच हे, 
परमार्थत नहां। खत, तो वह 
अससारी ही है | 


इस प्रकार हिरण्यगर्भका एकन्व 
भी है और नानात्व भी । इसी तरह 
सब जीवोका भी एकत्व और नानाल 
है, जैसा कि “त्‌ वह है” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है | हिरण्यगर्भ 
तो उपाधिकी जुद्धिकी अतिशयताकी 
अपेक्षासे प्रायः परमात्मा ही है--- 
ऐसी श्रुति-स्प्रतिवादोंकी प्रवृत्ति है । 
वे उसका संसारित्व तो कहीं-कही 
ही दिखाते हैं । किन्तु जीबोंका तो 
उपाधिगत अश्ुद्धिकी अधिकताके 
कारण प्रायः ससारित्व ही वतलाया 
जाता है । तथा सम्पूर्ण उपाधिमेद- 
के वाधकी अपेक्षासे श्रुति और 
स्वृतिके वादोद्दारा सबका परमात्म- 
भावसे निरूपण किया जाता है । 


जो शाशत्रषका बल छोड़ चुके है 
तथा “आत्मा है--नहीं है, वह 
कर्ता है--अकता है? इस प्रकार 
बहुतसे विरुद्ध तक करते हैं उन 
ताकिकोने तो शासत्रकों दुर्विज्ेय कर 
दिया है, इससे उसके तात्पर्यका 
निश्चय होना कढिन हो गया है| 


च्राह्मण ४ ] 


बिका, 7 को 
५२>१.ा> नाक. >मााक, 


/ 


तु केबल्णासानुसारिणः गान्त- 


न्ध्व 


दर्पास्तेपां प्रव्यक्षविषय सब निशितः 


शासावों देवतादिविपयः । 

तत्र प्रजापतरेक्स देवला- 
त्रादलक्षणो मेंदों विवक्षित इति, 
ततव्राभिरुक्तोज्ञा, आद्यः सोम 
इदानीमुच्यते-- अथ यत्किल्वेदं 
लोक भाद्र द्रबात्मक॑ तद्रतस 
आत्मनों ब्रीजादसजत; “रेतस 
आप” (ए० 3० १|४ ) टति 
श्रुतेः । द्रवात्म्थ सोमः । 
तम्माददाद्र प्रजापतिना रतसः 
सृ्ट तदू सोम एच । 


एतावई एतावदेव नातोडघि- 
कमिंद॑ सवम्‌ | कि तत्‌ ? अब 
चेव सोमो द्रवात्मकत्वादाप्याय- 
कम । अन्नादआरिराषप्ण्याद्‌ 
रूक्षत्वाच् । तत्रेवमबन्नियते, सोम 


शाइरमाप्याथ 


धर व 
ञ 


३ 


#& ४ 


हक |] अम्ी किक पम्प # | जी 5, चेक हनी औ जल 
जा... ज्याई-..क गया "न ाकज ग्याक, 20 पाक... “का प्यक.. “सका "या... ध्य...ग...अआआ० पक .....>4॥0७. चय...-.अवाका- 


+ 
लक 


की यारका हा 


आग पी 
हि 


परत जो 
अशभरणों 


रब 


पर हू उ 


न नो यावझा दे।तादि- 
विधपक लभिम्राय प्रयक्षंतंं समान 

_ इतना सिद्यय है। जानेपर अबन्र 
एक देव प्रजावनिक अना ( भोक्ता ) 
आर आय ( भागा) नप भेदका 
निरूपण करना भनीष्टठ है, उसमे 
जत्ता' रूप अग्निफ्ा बर्णन तो कर 
दिया गया, झत्र "आय रूप सोम- 
याबर्णन किया जाता ६। यट 


जा छुछ लोपाम आइनडया मक ह॑ 


उसे उसने अपन बीन रेतस्‌ ( वीर्स । 
से उप किया जैसा कि "रेतससे 
जछ उआ इस श्र॒निसे सिद्ध होता 
हूं | मोम मी द्रयान्‍्मक होता है। 
अनः प्रज्ञापतिक द्वारा जो कुछ 
अपने बीर्यसे ठ्यात्मक रचा गया है 
| बद्द सोम ही है । 
यह सत्र इतना ही है, इससे 
अधिक नहीं हे । वह क्‍या है 
यही कि द्रवातमक होनेके कारण 
| त्ोम पोषक अन्न है और उष्णता 
। तथा रक्षताके कारण अग्नि अन्नाद 
हे । यहा यह निश्चय होता हैं कि 


१७० चृहृदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय २ 

जम क 2 व्क्८ न ८2 व्यास बन बह 3: आन :% बह: % प्य<7 ई 22 बाई 

एवान्न॑ यद्दते तदेव सोम इत्यर्थः | | सोम ही अन्न है, अर्थात्‌ जो भक्षण 

हे 5 किया जाताहै वही सोम है। इसी प्रकार 

ये एवात्ता स एवांग्रड; अथंबला- जो ही अत्ता ( भक्षण करनेवाला ) है 

वही अग्नि है, अर्थके वल्से ही 

ड्रयवधारणम्‌ । अभ्रिरपि क्चिद्‌ ऐसा निश्चय किया जाता है. | कहीं 

व वव लो । हवन किया जानेवाल्य होनेसे अग्नि 

हयमानः व | सोमी- | 4 सोमपक्षका ही हो जाता है और 

कहीं यजन किया जानेवाला होनेपर 

अत्ता होनेके कारण सोम भी अग्नि 

ही माना जाता है। इस प्रकार 

अग्नीषोमात्मक जगत्‌को आत्ममावसे 

देखनेवाढा पुरुष किसी भी दोपसे 

लिप्त नहीं होता तथा वह प्रजापति 
अजापतिश्व भवति | हो जाता है । 


सेपा ब्रह्मणः प्रजापतेरतिसृष्टि- वह यह प्रजापति ब्रह्माकी अति- 
रात्मनोव्प्यतिशया । का सा ? | “ेंटि अर्थात्‌ अपनेसे भी वढी हुई 
हों सृष्टि हैं। वह क्‍या है ” इसपर 

शक अप दम. ज श्रुति कहती है--क्योंकि प्रजापतिने 
नात्मनः सकाशाधस्मादसजत | देवताओंको अपनी अपेक्षा श्रेयस--- 
प्रशस्यतर रचा है, इसलिये देवसृष्टि 
अतिसृष्टि है | [ प्रजापतिकी ] यह 
सृष्टि अपनी अपेक्षा बढकर क्यों है 
इसपर श्रुति कहती है--क्योंकि 


सन्मरणधर्मा सन्नमृतानमरण- | से खय॑ मर्त्-मरणवर्मी होनेपर 
भी कर्मज्ञानहूप अग्निसे अपने समस्त 


धर ०0 जप 6 कप 
मिंगो देवान्‌ कर्मज्ञानवह्विना | पपोको दःघकर इन अक्षृत--अमए- 
सर्वानात्मनः पाप्मन ओषित्वा- | धर्मा देवताओंकी रचना की है। 


5पीज्यमानोअमिरेवात्तत्यान्‌ू | 
एयमग्नीषोमात्मक॑ जगदात्मत्वेन 


पव्यन्न केनचिद्ोपेणपे लिप्यते, 


देवांस्तस्मादेवसृष्टिरतिस॒ष्टिः । 
कथं पुनरात्मनोइतिशया सृष्टिः १ 
इत्यत आह-अथ यच्स्मान्मर्त्यः 


कवच तत+त5 “++-_>3३ंनं>हंल्‍नस्‍तु...नहतल..ह॥७.....00ैै॥[..ह0808087878 


आह्मण ४ ] शाइरसाष्यार्थ १७१ - 
ब्यर्द 3230. न्यई2७, नई ७ बकरे ये कक व्योर 2८2: च्याई ०222७: व्या >०ट कक व्यास  ब्याई ०2, नई: ०:20, बाई], हाई 3०2, 


सृजत, तस्मादियमतिसृष्टिरुत्कृ- | इसलिये यह अतिसृष्टि अर्थात्‌ उत्कृष्ट 
शज्ञानय फलमित्यर्थः । तस्मा- 
देतामतिसूष्टिं प्रजापतेरात्मभूतां 
यो वेद स एतसामतिसश्यां 
प्रजापतिरिव भवति ग्रजापतिवदेव 
स्रष्टा भवति ॥ ६॥ 


ज्ञानका फल है। इसलिये प्रजापतिकी 
आत्मभूता 


इस अतिसृश्टिको जो 
जानता है वह इस अतिसश्मि 
प्रजापतिके समान होता है, अथोतू 
प्रजापतिके समान ही जगत॒का स्रष्ट 
दोता है॥ ६॥ 


+-+--.्ण्ण:३ कटे": 


अव्याकृत कारण ब्रह्मयसे व्यक्त जगतकी उतत्ति, दोनोंका अभेद 


और इस अभेदोपासनाका फल 


सब वैदिक साधन ज्ञानकमे- 
लक्षणं कत्राद्यनेककारकापेक्ष॑ प्रजा- 
पतित्वफलावसान साध्यमेतावदेव 
यदेतद्याकृतं जगत्संसार। । 
अथेतस्थेव साध्यसाधनलक्षणस् 
व्याकृतय जगतो व्याकरणात्प्रा- 
ख्वीजावसथा या तां निर्देदिक्ष- 
स्यडुक्ुरादिकायोनुमितामिव 
वृक्ष्य, कमंबीजोडविद्याक्षेत्रो सो 
संसारइक्षः समूल उद्धतेव्य इति । 


' तदुद्धरणे हि पुरुषार्थपरिसभापिः । 


कतोदि. अनेक कारकोकी 
अपेक्षावालठा ज्ञान और कर्मरूप 
पम्मूर्ण बेंदिक साधन तथा प्रजा- 
पतित्वरूप फलमे समाप्त होनेवाला 
साध्य इतना ही है जो कि यह 
व्याकृत जगत्‌ यानी संसार है। 
अब, जिसका बीज कर्म है ओर क्षेत्र 
अविद्या है उस संसारबइक्षको समूछ 
उखाइना है--इसलिये अष्डूरादि 
कार्यसे अनुमित होनेवाली ब॒क्षकी पूर्व 
बीजावस्थाके समान इस साध्यसाधन- 
रूप व्याकृत जगतके व्याकृत होनेसे 
पूर्व इसकी जो बीजाबस्था थी उसका 
श्रुति निर्देश करना चाहती है क्योकि 
उस संसारबइक्षेके उखडनेमें ही 
पुरुषार्थदी परिसमातति होती है। 


१७२ बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अच्याय २ 
व्न3. बट जक ज2७, >>: व्याई अं: व्का >: 2 व्याई २2 १ व्याई 2:22 व्यई२> 8 बाई 37. “या: 22-28 ना: 
तथा चोक्तम्‌--“ऊर्ध्वमूलोब्वाक्‌- | ऐसा ही कठो१निपदूमें “'ऊर्ष्बमूलो- 
शाखः (२। ३ । १) इति काठके। | अव्राक्शाख.”, गीतामें' 'ऊर्घ्वमूलमध'- 
गीतासु च “ऊरध्यमूलमधः- | शाखम्‌” और पुराणमें “तह्मवृक्ष 
शाखम/” ( १५११ ) इति। पुराणे | सनातन ” इत्यादि वाक्‍्योसे कहा 

च्‌--“त्रह्मवृक्षः सनातनः” इति। | भी है। 


तडोद॑ तद्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यामेव व्या- 
क्रियतासौनामायमिद्‌*रूप इति तदिदमप्येतहि नामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियतेएसौनामाध्यमिद*रूप इति। स एप दह 
प्रविष्ट । आ नखाग्रेभ्यो यथा क्षुरः श्षुरधानेःवहितः 
स्याद्रिश्वम्मरो वा विश्वम्मरकुला ये त॑ न पश्यन्ति | अकृत्खो 
हि स प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति । वदन्वाक्पर्य*अ्रक्षुः 
श्रृण्वज्शरोत्रं मन्‍्वानो मनस्तान्यस्येतानि कमनामान्येव । 
स यो5त एकेकमुपास्ते न स॒वेदाकृत्खो होषोउत एके- 
केन भवत्यात्मेत्येवोषासीतान्र होते सबे एक भवन्ति । 
तदेतत्पदनीयमस्य स्वस्थ यद्यमात्मानेन. होतत्सव 
वेद । यथा ह वे पदेनानुविन्देदेव॑ कीति£ इलोक विन्दते 
य एवं वेद ॥ ७॥ 
वह यह जगत्‌ उस समय ( उत्पत्तिसे पूषे ) अव्याकृत था। वह 
नाम-रूपके योगसे व्यक्त हुआ; अथात्‌ 'यह इस नाम और इस रूपवाल 
है! इस प्रकार व्यक्त हुआ। अतः इस समय भी यह अव्याकृत वस्तु 
इस नाम और इस रूपवाली है” इस प्रकार व्यक्त होती है। वह यह 
( व्याकतो ) इस ( शरीर ) में नखाग्रपर्यन्त प्रवेश किये हुए है, जिस 


ब्राह्मण ४ | शाइरभाष्याथ श्ज३े 
न्काई--फेक यई 3: 2स्‍4% पं) जाई 2 पक चर  डक आर). जया >: 2 ७. व्य2: ७ नया ०2%, "ाप-2. नया >- फ व्याए 7 


प्रकार कि छुरा छुरेके घरमें छिपा रहता है अथवा विश्वक्ला भरण करने- 
चाछा अग्नि अग्निके आश्रय ( काष्ठादि ) में गुप्त रहता है । परन्तु उसे छोग 
देख नहीं सकते । वह अम्तम्पूर्ण है; प्राणनक्रियांक कारण ही वह प्राण 
है, बोलनेके कारण वाक्‌ है, देखनेके कारण चश्लु है, सुननेके कारण 
श्रोत्र है और मनन करनेके कारण मन है। ये इसके कमानुसारी नाम ही 
हैं | अतः इनमेंसे जो एक-एककी उपासना करता है वह नहीं जानता | 
चह असम्पूर्ण ही है । वह एक-एक विशेषणसे ही युक्त होता है। अतः 
आत्मा है! इस प्रकार ही उसकी उपासना करे, क्योकि इस (आत्मा) में 
ही वे सत्र एक हो जाते हैं | यह जो आत्मा है वही इस सबका प्राप्तव्य 
है, क्योंकि यह आत्मा है, इस आत्माके ज्ञात होनेसे ही इस सब जगतकोे 
जानता है। जिस प्रकार पदों ( खुर आदिके चिह्ढों ) द्वारा [ खोये हुए 
पशुको |] प्राप्त कर छेते हैं उसी प्रकार जो ऐसा जानता है वह इसके द्वारा 
यश और इष्ट पुरुषोका सहवास ग्राप्त करता है ॥ ७॥ 
तड़ेदे तदिति बीजाव्ख |. 'तद्वेदम!--तत्‌ अर्थात्‌ उत्तत्ति- 
से पूर्व वीजरूपमें स्थित जगत्‌ 'तर्डि” 
जगस्पराणुत्पत्तेस्तहिं तस्मिन्काले; | उस. समय--यहों अन्याइतसे 
होनेवाला जगत्‌ भूतकालसे सम्बद्ध 
परोक्षत्वास्सर्वनाम्नाप्रत्यक्षामिवा- | होनेके कारण परोक्ष होनेसे तल 
ह | और 'इदम! इन दो संवनामाद्वारा 


नेनामिधीयते, भूतकालसम्बन्धि- : परोक्षरूपसे कहा गया है । तथा है 
' इस ऐतिहाबाचक अव्ययका प्रयाग 


त्वादव्याकृतमाविनो जगत); उस ( परोक्ष जगत्‌ )का सुगमता- 
। से ग्रहण ( वोध ) करानेके छिय 


_सुखग्ररणाथमातंह्प्रयोगो हशब्द्‌)। किया गया है| अवात्‌ धव 4 तदा 





२. उस समय वह ऐसा था । 


१७ बृद्ददारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय 
एफ, बिक बस ि:29 बकरी फ नाई न न 2७ नई: नाई 27 2: व्याई:>- 2७ का: 27% बाई 2७- बाई. 


एवं ह तंदा आसीदित्युच्यमाने | आसीतः--इस प्रकार कहनेपर, 


सुख ता परोक्षामपि जगतो बीजा- | परोक्ष होनेपर भी उस जग्तकी 
बीजावस्थाकी श्रोता अनायास ही 


वख्ां प्रतिपय्यते, युधिष्ठिरो ह किल॒प्रहण कर छेता है, जैसे 'युंविष्ठिर 
राजासीदित्युक्ते यद्वत्‌ । इदमिति ह किछ राजासीत! ऐसा कहनेपर 


व्याकृतनामरूपात्मक साध्यसाधन- : अपिष्ठिरको || इदम! इस शच्दसे 
जिसके नाम और रूप अभिव्यक्त 


लक्ष्ण॑ यथावर्णितममिधीयते । हो गये है वह साध्यताधनरूप पूवोक्त 


तदिदंशब्दयोः परोक्षप्रत्यक्षवख- , जंगत्‌ ही कहा जाता है। [इस 

कम कार ] परोक्ष ओर प्रत्यक्षरूपसे 
र्‌ए 

जगद्वाचकयोः सामानाधिकरण्या- | ५6 जगतके वाचक तत” औौर 


देकत्वमेव परोक्षप्रत्यक्षावथस्थ ३दम” गब्दोका सामानाधिकरण्य 


गर्म होनेसे प्रत्यक्ष और परोक्षावस्थ जगत्‌- 
जगतोड्च | तदे - 
म्यते वेदमिद वी एकता ज्ञात होती है। वह 


सेव च तद्व्याकृतमासीदिति। ( अव्याकृत ) ही यह जगत्‌ है 
अथैव॑सति नासत उत्पत्तिन , और यही वह अव्याकृत था । ऐसा 


बल 6 जलता निश्चय होता है कि 
सतो विनाशः कायस्थेत्यन् अस्त के हि क 

ग उत्पत्ति नहीं हो सकती और 
भवति । 


सत्कायंका नाश नहीं हो सकता | 
तदेवम्भूत॑ जगदव्याक्ृत॑ वह इस प्रकारका जगत्‌ अव्याइृत 
? ना 
सन्नामरूपाभ्यामेव नाम्ना रूपेणेव [ ८ कर नामस्पाम्याम्‌ “ने 
व उन >्यलिंग सर ओर रूरपके द्वारा ही व्याकृत हुआ 
५३ मत | न क्ियता ऐसा. कमकर्तअयोग 
कमकर्तग्रयोगात्तत्खयमेवात्मेव | होनेके कारण [ यह निश्चय होता 
5 [पे कप हर 2: कक, 
व्याक्रियत, वि आ अक्रियत, वि- | है कि ] वह आत्मा सामथ्यसे 
१ प्रतिद्ध है कि युधिष्ठिरनामक एक राजा हुआ था । 


२ जहाँ कर्म हो कतके रूपमें विवक्षित हो वह कर्मक्ता कहलाता है ! 
३ कारणके बिना कार्यकी उत्पत्ति होनी असम्भव है-- इस सामथ्यंसे जिनका 








त्रात्षण ४ ] शाउरभाप्याथे १७% 


ज्यक ८0% या) न्याय न: या 2>-2 ब्य>-20क व्य्->-.20७ व्यक>८7--2० नयाइए 2७ व्याद->-2:8७ "या >> न्यक्-- ७ व्या:_7 ऋ, 


छ नामरूपायशपावधारणमयाद आक्षिप्त हुए नियन्ता, कर्ता और 
प्‌ « | सावनरूप क्रियाके निमित्तोवाले 
व्यक्तोभावमापद्यत सामथ्या- | जगतके रूपमे खय ही “व्याक्रियत'- 
| 
| ति आ अक्रियत अथांत्‌ विशिष्टरूपसे 
| नामखपत्रिशेषक्े निश्चयकी मयांदासे 


निर्मित्तम्‌ | युक्त व्यक्तीमावको ग्राप्त हुआ । 
असोनामेति सबनाम्नाविशेपा-।. 'असौनामा' इस पदके 'असी 
इस सबनामसे किसी प्रकारका विशेष 
है बतलाकर श्रृति नाममात्रका प्रति- 
दव॒दत्ता यज्ञवत्त झत वा नामास  वादन करती ह--देवढत्त या यज्ञदत्त 
इत्यसानामायप्‌ | तथंदमिति | इयादि इसके नाम है, इसलिये यह 
बे , | पुरुष 'असीनामा' है। तथा 'इदम्‌ 

ग़ुकुक्ृप्णादीनामबिणेप+ | इदं | उसप 'असे का अआआ 
343 । गज यह जुऊ-क्ृष्णांद वणाक्रा सामान्य 
शुह्मामद कृप्ण वा रूपसस्यताद- | बाचक है--यह 'शुर! अथवा यह 
रूपः । तदिदमब्याकृत॑ वस्तु | 'अष्ण! इसका रूप है इसलिये यह 
इदरूप हैं | इसीसे यह अव्याकृत 
की वस्तु इस समय भी नाम-हूपके द्वारा 
भ्यामेत्र व्याक्रियते असोनामा- | क्ष इस नामबाली है?, 'इस रूपवाली 

यमिद॑रूप इति । है? इस प्रकार व्यक्त होती है । 


दाक्षिप्तनियन्त कत साथन क्रिया - 


भिधानेन नाममात्र॑ व्यपढिशति। | 


एतह्॑॑तस्मिन्नपि काले नामरूपा- 


यदर्थः सवशाब्वारम्भ+, यस्मि-[. जिसके ढिये सारे शातका 
आरम्म हुआ है, जिसमें खामाविकी 

लविद्यया खभावाविक्या कवेक्रिया-| अविद्याप्ते कतो, क्रिया और फलका 
| | आरोप किया गया है, जो सारे 
फलाध्यारापणा छूता, यः कारण | जगतका कारण है, जिसके खरूप- 








आशक्षेप करना आवश्यक है उन नियन्ता--प्रेरक, कर्तो--उत्पत्तिके अनुकूछ शरीर 
एव इन्द्रियादिका व्यापार करनेवाला तथा साधन--इन्द्रियव्यापार इन क्रियाके 
निमित्तोंसे युक्त होकर व्यक्त हुआ | 


२७६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


व्यय नेट, कर, बा 2, या 3८2, नई ४ नए ८2% आई: पक, नकद: न्यर्द:3:2 2 न: बाई जप 


सर्व जगतः, यदात्मके नामरूपे 
सलिलादिव खच्छान्मलमिव फेन- 
मव्याकृते व्याक्रियेते, यश्र ताभ्यां 
नामरूपाभ्यां विलक्षणः खतो 
नित्यशुद्धबुद्धमुक्ततभावःः . स॑ 
एपोज्व्याकृते आत्मभूते नामरूपे 
व्याकुवन्त्रह्मादिस्तम्बपयन्तेषु दें- 
हेष्विह कर्मफलाश्रयेष्वशनायादि- 
मत्सु प्रविष्टः 

ननु अव्याकृतं खयमेव 
व्याइतपपन्े पर- व्याक्रियतेत्युक्तम्‌ , 
मास्मानुप्रवेश- कथमिदमिदानीम्‌ 


मीमासा उच्यते, पर एवं तु 
आत्माव्याकृतं. व्याकुवन्निह 
ग्रविष्ट इति । 


नेष दोषः, परस्याप्यात्मनो- 
अव्याकृतजगदात्मत्वेन विवक्षित- 
त्वात्‌ । आक्षिप्तनियन्तृकतेक्रि या- 
निमित्त हि जगदव्याक्ृतं॑ व्या- 
क्रियतेत्यवोचाम | इदंशब्द्सामा- 


नाधिकरण्याचाव्याकृतशब्दस्य । 


कली): ट:्क्‍न्‍फेन+-क्‍.....+-..._३ह२३२न३ील०लकक्‍ैहैह-ह...२.8ह8ह[३०ईक्‍क्‍-तनतनन्‍नक्‍-.झ.ष 


भूत नाम और रूप खच्छ जछसे 
मलरूप फेनके समान अब्याकृत- 
रूपसे स्थित हुए ही व्याकृत होते 
हैं और जो उन नामरूपसे विलक्षण 
खय नित्यशुद्धवुद्धमुक्तचरूप हैं वह 
यह [आत्मा ] अव्याकृत एव 
आत्मभूत नामरूपोंको व्यक्त करता 
हुआ ब्रह्मासे छेकर स्तम्बपर्यन्त इन 
कर्मफलके आश्रयमभूत एवं क्षुधादि- 
मान्‌ समस्त देहोंमें प्रवेश किये 
हुए है | 

ज़का-किन्तु पहले यह कहा 
गया है कि अव्याकृत खय ही 
व्याकृत होता है । अब यह कैसे 
कहा जाता है कि परमात्मा ही 
अव्याकृतको व्यक्त करता हुआ 
इसमें प्रविष्ट है | 

समाधान-यह कोई दोष नहीं है, 
क्योंकि यहॉ परमात्मा ही अब्याकृत 
जगद्ूपसे विवक्षित है| हमने कहा 
था कि [ सामर्थ्यसे | भाक्षिप्त 
हुए नियन्‍ता और कतों [सब 
साधन ] रूप क्रियाके निमित्तसे युक्त 
अव्याकृत जगत्‌ ही ब्याकृत होता 
है । इसके सिवा “अव्याक्ृर्ता शब्दका 
(इदम? शब्दके साथ सामानाधिकरण्य 
होनेसे भी यही सिद्ध होता है। 


चाहक्षण ७ | 


शाडू रभसाष्यार्थ 


२७७. 


जय "करवा --..%७- 3) आक न्यास: पढाई ८23७ "८. 3% न्यर्आक ब्याई 2: व्याए ले: पाई जप चाप 32 ७, व्यास पक. 


यथेद॑ जगन्नियन्त्राधनेककारक- 
निम्मित्तादिविशेषवद्धयाकृतम्‌ 
तथा अपरित्यक्तान्यतमविशेषव- 
देव तदव्याकृतम्‌ । व्याकृताव्या- 
कृतमात्र तु विशेषः । 


दष्श्न लोके विवक्षातः शब्द- 
ग्रयोगो ग्राम आगतो ग्राम) शुन्य 


इति । कदाचिद्‌ ग्रामशब्देन 


निवासमात्रविवक्षायां ग्रामः शून्य 
इति शब्दप्रयोगो भवति, कंदा- 
चिलन्रिवासिजनविवक्षायां. ग्राम 
आगत इति, कदाचिदुभयविवक्षा- 
याम्पि ग्रामशब्दग्रयोगो भवति 
ग्रामं च न प्रविशेदिति यथा। 
तद॒दिहापि जगदिदं व्याकृतमव्या- 
ऊत॑ चेत्यमेदविवक्षायाम्‌ आत्मा 
नात्मनोमेव्ति व्यपदेशः । तथेद॑ 


जगदुत्पात्तावेनाशात्मकाम्तात के- | ; 
| यह जगत्‌ उत्पत्ति-विनाशात्मक है 


वलजगद्दयपदेशः । तथा “महा- 


जिस प्रकार यह व्याकृत जगत्‌ ग्रेरक 
आदि अनेक कारकरूप निमित्तादि 
विशेषसे चुक्त है उसी प्रकार वह 
अव्याकृत भी उनमेंसे किसी विशेषका 
त्याग न करके उनसे युक्त ही है। 
उनमे व्याकृत और अव्याक्ृत होनेका 
ही अन्तर है। 


लोकमें भी चिवक्षाके अनुसार 
शब्दका प्रयोग होता देखा गया है 
जैसे गाँव आ गया, गाँव सूना 
है! इन वाक्योंमें कमी तो “गॉव! 
शब्दसे निवासस्थानमात्र बतलाना 
अभीष्ट होनेपर गांव सूना है” ऐसा 
शब्द प्रयोग होता है और कमी 
गाँवमं रहनेवाले लछोगोंकी विवक्षासे 
गॉव आ गया! ऐसा प्रयोग होता” 
है | तथा कमी दोनोंकी विवक्षासे भी 
गॉव” राब्दका प्रयोग होता है “जैसे 
गॉवमें प्रवेश न करे! इस वाक्यमे । 
| इसी प्रकार यहाँ भी 'यह जगत्‌ 
व्याकृत और अब्याकृत है?! इस 
वाक्यमें अभेदकी विवक्षासे आत्मा 
और अनात्माका निर्देश हुआ है तथा 


इस वाक्यमें केचल जगतका व्यपदेश 


नज आत्मा” ( ज्रृूं०5० ४ | ४ | | है | इसी तरह “यह महान्‌ अजन्मा 


२२ ) “अस्थूलोब्नणुः” “स॒आत्मा हु? , 


बु० उ० शेरे--२४ 


“यह अस्थूछल और 


श्७८ बृद्ददा रण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
कई 2% नाई 2, व्य>22% नई 2-22 न्यर्ई: 29 नया 3:22 व्याई ८24७ व्याई-०० २१ व्याई 4७, नए? न्याई 2 ० पाई (न 


एप नेति नेति” (बृ० उ० ३। | अनणु है”, “वह यह आत्मा ऐसा 
देवा" वेब: ( कारणरूप ) नहीं है, ऐसा 
९] २६ ) इत् केवलार (ज्गरूएं 0 ही है? "याद 


व्यपदेशः । श्रुतियोंमें केवछ आत्माका व्यपदेश है। 


ननु परेण व्याकरत्रा व्याकृतं | शका-किन्तु जगतको व्यक्त 
बा त्‌ करनेवाले परमात्माने उसे व्यक्त कर 
स्‌ व्याप्त सवंदा जगत | (देदा सत्र ओरसे व्याप्त कर रखा 
स्‌ कथमिह प्रविष्ट; परिकरुप्यते ? | फिर “उसने इसमें प्रवेश किया! 
ऐसी कल्पना क्यों की जाती है * 
अग्रविष्टो हि देशः परिच्छिन्नेन | किसी परिच्छिन्न पदार्थद्वारा अपनेसे 
वे अग्रविष्ट देशमें ही ग्रवेश किया जा 
प्रवेष्ठ शक्यते) यथा पुरुषेण सकता है, जैसे पुरुषसे ग्रामादि | 


ग्रामादिः । नाकाशेन किश्विन्नि- | अकाशके द्वारा किसी भी पदार्थमे 
के प्रवेश नहीं किया जा सकता, क्योंकि 
त्यप्रविश्त्वात्‌ । वह तो सबमें नित्य प्रविष्ट ही है । 


पापाणसर्पादिवद्धर्मान्तरेणीेति | पिद्धान्ती-किन्तु यदि पाणण 

हि और सपोदिके समान उसने धमोन्तर- 

चेत्‌ । अथापि स्थात्‌) न पर | रूपसे प्रवेश किया हो तो * अथौत्‌ 

५ प्रविवेश, कि ऐसा भी हो सकता है कि परमात्माने 

आत्मा स्वेनेव रूपेण ) कि | अपने ही रूपसे ग्रवेश नहीं किया, 

£ 7 सं | तो फिर क्या हुआ * वह उसमे 
धमान्तरेणो नग्न 

वहिं $ तत्थ एवं धर्मान्वरेणोष स्थित हुआ ही धममोन्‍्तररूपसे उत्पन्न 


्ृते हो गया, इसीसे 'उसने ग्रवेश किया 
230 कक: 3 3 | ऐसा उपचार होता है, जिस प्रकार 


यथा पाषाणे सहजोउन्तःखः सर्पो | कि पत्थरमें उसके भीतर रहनेवाढ्ा 
एवं उसके साथ उत्पन्न हुआ सर्प 
नालिकेरे वा तोयम्‌ | अथवा नारियलमें जछ । 


१ पाषाणमें स्थित जो पश्चमहाभूत हैं उन्हींका परिणाम होनेसे सर्पको सहज 
( उत्के साथ उत्पन्न होनेवाला ) कहा है। ह 





ब्राह्मण ४ | 


शाइरसाष्याथे 


"१७९, 


न, “तत्सुष्ठा तदेवालुप्रावि- 
शत” (तै० उड० २।६।१) 
इति श्रुतेः | यः ख्ष्टा स भावा- 
न्तर्मनापन्न एव कार्य सृष्ठा पथ्ा- 


स्याविशदिति हि श्रूयते | यथा 
भ्रक्त्वा गच्छतीति झजिगमिक्कि- 


ययोः पूर्वांपरकालयोरितरेतरविच्छे - 


दोडविशिश्थ॒ कतो तद्॒दिदहयपि 
सात्‌ । न तु तत्खस्थेव भावान्त- 
रोपजनन एतत्सम्भवति । न च 
स्थानान्तरेण वियुज्य खानान्तर- 
संयोगलक्षणः प्रवेशो निरवयवस्था- 
परिच्छिन्नय दृष्टः । 

सावयव एवं ग्रवेशश्रवणा- 


दिति चेत्‌ 
५ /द्व्यों ह्मृतेः पुरुष १) 


पूव०-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि “उसे रचकर वह उसीमे 
अनुप्रविष्ट हो गया!”--ऐसी श्रुति है। 
जो स्रष्टा था उसने भावान्तरको ग्राप्त 
हुए बिना ही कार्यकी रचना कर 
पीछेसे उसमें प्रवेश किया--ऐसा 
श्रुतमि कहा गया है । जिस 
प्रकार भोजन करके जाता है! इस 
वाक्यमे पूर्बापरकाछमें होनेवाली 
भोजन और गमनक्रियाओका परस्पर 
विभेद है और उनका कर्ता अछूग- 
अलग नहीं है, उसी प्रकार यहों भी 
समझना चाहिये | यह उसमे स्थित- 
का ही भावान्तरको प्राप्त होनेपर 
सम्भव नहीं है | तथा जो निरबयव 
और अपरिच्छिन्न होता है उसका एक 
स्थानसे वियुक्त होकर दूसरे स्थानसे 
संयुक्त होनारुप प्रवेश नहीं देखा जाता। 


पिद्धान्ती-उसका प्रवेश सुना 


गया है, इसलिये यदि वह सावयव 
[ही हो तो १ 
पूर्व ०-नहीं, ''शरीरूूप पुरमें 


(मु० उ० २।१॥२) “निष्कूल | रहनेवाला आत्मा दिव्य और अमूतत है?” 


निष्क्रियमम! (इबे० उ०६।१९ ) 


वह निरवबयव ओर निष्किय हे 
इत्यादि श्रतियोसे तथा सब प्रकारके 


इत्यादिश्वतिस्य/ सवव्यपदेश्य- | व्यपदेश्य घर्मोका निषेध करनेवाली 


धर्मविशेषज्रतिषेघश्रुतिस्यश्व । 


; श्रुतियोसे ऐसा तिद्ध 


नहीं होता | 


१८० बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय १ 
-कर्ट22 आई-:2% च्यई>क, व्याई 2:22: व्याईग:>: जाई 2:2७. यहा 22% नाई २८-22 न्याई>22%- व्याई< 240७, चा६(<८23%, बाई: 
ग्रतिबिम्बग्रवेशवदिति चेत्‌ १ | पिद्धान्ती-न दर्षणादिमें | ग्रति- 
बिम्बके प्रवेशके समान उप्तका प्रवेश 
हो तो * 
न। वस्त्व-तरेण विश्रकर्षानु-। . ई०-नहीं, क्योंकि वस्वन्तर- 
रूपसे उसका दूरस्थ होना सम्भव 
नहीं है [# 
द्रव्ये गुणग्रवेशवदिति चेंत्‌ ३| ऐिद्वान्ती-द्व्यमें गुणके प्रवेशके 
समान उसका ग्रवेश माना जाय तो 
न, अनाश्रितत्वात्‌। नित्यपर- पूर्व ०-नहीं, क्योंकि वह किसीके 
_. | आश्रित नहीं है। जो नित्यपरतन्त्र 
तन्त्रस्यैवाश्रित्य गुणस्य॒द्व॒व्ये अर वरनित है पते गन ही 
द्रव्यमें प्रवेशका उपचार किया जाता 
है । ब्रह्मका उस प्रकार प्रवेश करना 
पम्भव नहीं है, क्‍योंकि उसका तो 
उपपचते । खातन्त्रय सुना गया है। 
फले बीजवदिति चेत्‌ |. पिद्धान्ती-यदि वह [ अवेश ] 
फलमें बीजके समान हो तो 
|; पूर्व ०-नहीं, ऐसा माननेसे उसके 
सावयवत्व तथा बृद्धि, क्षय एव उत्तत्ति- 
विनाशादि धर्मयुक्त होनेका प्रसग 
होगा। किन्तु ब्रह्मका ऐसे घर्मोवाला 
! होना सम्भव नहीं है, क्योकि ऐसा 
इत्यादिश्ुतिन्यायविरोधात्‌ू । , माननेपर “वह अजन्मा और अजर 
है”” इत्यादि श्रुति और युक्तिसे विरोध 
# क्योंकि प्रतिबिम्ब तभी पड़ता है जब कोई वस्तु प्रतिबिम्बके आश्रयमृत 


जछ या दर्पणसे दूरस्थ हो । ब्रह्म व्यापक है; इसलिये उसका प्रतित्रिम्बरूपसे प्रवेश 
नहीं हो सकता । 


पपत्तेः । 


प्रवेश उपचयेते | न तु॒ब्रह्मणः 





खातन्व्यश्रवणात्तथा प्रवेश 





न; सावयवत्ववृद्धिक्षयोत्पत्ति- 





विनाशादिधमंवचप्रसड़ात्‌ू । न 


चैवं धर्मव्व॑ ्मणः "अजोज्जरः ” | 


ब्राह्मण ४ ] ५ शाह्डरभाष्यार्थ १८१ 
बट कर व्याई “:टक- बका “2, जप स:ऋ बक “८2 ने 2-2 बहा 222, बाई 2८2 ऋ- नहर चाई 22 पर वाद ०-2 पक चंद पक. 


- तस्मादन्य एवं संसारी परि- | उपलित होगा। अतः यदि ऐसा 
माने कि परमात्मासे मिन्न किसी 
| संसारीने ही इसमे प्रवेश किया है तो * 
न 'सिय॑ देवतैक्षत” (छा० उ० | पिद्धान्ती-ऐसा मानना ठौक 
| | ५ क्योकि | ६ |. ९. 
६।३।२) इत्पारम्य “नाम- | शलण कक कार कर लि 
! ईक्षण किया” यहांसे लेकर “मैं 
व्याक ५) आय कक 
स्पे व्याकवाणि (६।२। । नाप ऋपोकी अभिव्यक्ति कहे” 
३ ) इंति तस्या एव श्रवेशव्याकरण- ; यहांतक श्रुतिसे उसीका प्रवेश और 
करेत्वश्रुत! । तथा “तत्सृष्टा । अभिव्यक्त करना घिद्ध होता है । तथा 
तदेवाजुप्राविधत्‌” (तै० उ० २। | उसे रचकर वह पीछेसे उसीमे प्रविष्ट 
3 शत मान 
जिन, जे बे बदाणं कर उसके 
बिदायैंतया द्वाराआपद्यत/ ( ऐ० | 
उ० ३ | १२) “सर्वाणिरूपाणि मे कर गया”, “वह धीर 
विलित्य धीरों नागा «समस्त रूपोंको जानकर उनके नाम 
बरदन्यदासो! ही, उत्वाभ रद उनके द्वारा बोलता रहता है”, 
किल्यढाए ह हक “ते «तू कुमार है, तू ही कुमारी है और 
हे ही पे णा दण्ड त्‌हीदुद्ध होकर लाठके सहारे 
वश्चांस! ( श्रे० उ० ४।३) चलता है”, “उसने दो चरणवाले 
'पुरथक्रे ड्िपद्‌:/ (बर०3० २।५। शरीर बनाये”, “रूप-हपके [ अबु- 
१८) पं रूपम्‌! ( कु० उ० २! रूप हो गया ]” इत्यादि मन्त्रवर्णोसे 
२ । ९) इति च मन्त्रवर्णान्न . सी परमात्मासे भिन्न किसी अन्यका 
परादन्यस्य ग्रवेशः । _ग्रवेश सिद्ध नहीं होता । 
प्रविष्टानामितरेतरभेदात्पराने- .. श१-किन्त॒ रवि होनेवाले 
श पदार्थोका एक-दूसरेसे भेद हुआ 
कत्वमिति चेत्‌ करता है, इसलिये परमात्माका 
अनेकत् ग्राप्त होता है । 
न, “एको देवो वहुधा सन्नि- | _पिद्धान्ती-नहीं, “एक ही देव 
ह॒ अनेक प्रकारसे प्रविष्ट हुआ”, “एक 
वि९//“एकः सन्बहुधा विचचार” | होकर भी उसने अनेक हूपसे सच्चार 


च्छिन्न हह प्रविष्ट इति चेत्‌ 


१८२ चृदह्दारण्यकी पनिपद [ अध्याय * 


ि 


८5. रस का सिटिफ कक सटे कब मिट व्या ८2 का 2:72 न्य>:प बहा: ८०-2७ ८22 बहा. बह: कक 
“ल्वम्रेकोईसि बहननुप्रविष्ट/! | क्रिया” , “तुम एक ही अनेकोर्म 
>> अल न मर. , ... | अनुग्रविष्ट हो, 'सर्वेवृतोर्ने निहित 
“शक्ो देवः सर्वभूतेष गृहः सर्व- | “असविष्ट हो”, “सर्वभूतोर्ने निहित 
पी सर्वभृतान्दरात्मा/ (इस | गक् ठेच है. वह सत्र्म व्याप्त और 
व्यापी त्मा” (इचे० ना अत हट 
। समत्त नूतोका अन्तरात्मा है”! इच्याद्रि 
5 9 इत्याद लि त्ति शत: # कब. आय अर " ख. [कप ७. 3 
उ० ६। १९ ) इत्यादिश्रातिम्यः। अनियोंसे ऐसा सिद्ध नहीं होता । 


प्रवेश उपपच्यते नोपपद्चत इति.. पूर्व ०-उद्पन्न किये हुए कार्यवग- 
के भीतर परमात्माका प्रवेश होना 
तिष्ठतु तावत्‌ । अविष्टानां संसारि- सम्भव हे अथवा नहीं है--वह 
प्रश्न तवतक अछग रहे किन्तु जो 
त्वात्तदनन्यत्वाच॒ परस संसारि- प्रविष्ट हैं वे सारी हैं और उससे 
अभिन हैं, इसलिये परमात्माका नी 

तंसारी होना ग्राप्त होता है । 
न, अशनायायत्ययश्रुतेः! |. तिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
... . « .. ' सयोंकिपरमात्माको श्षुवादि सांसारिक 
सामग्वत्वदुशखत्वाड द शनान्नांत बर्मोसे परे वतानेवाली श्रुति ह्वे| 
चेन्न, न लिप्यते लोकदुःखेन ; ज क हलक 
5 होना देखा जाता है, इसलिये यह 
कथन ठीक नहीं हैं तो ऐसी वात 
मी नहीं है क्योंकि सबसे अछग 
तिथ्तेः | रहनेवालद्य परमात्मा लैकिक दु खसे 

है जविप्त नहीं होता” ऐसी श्रुति है | 
प्रत्यक्षादिविरोधादयुक्तमिति पूर्व ०-किन्तु प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे 
इस कथनका विरोध होनेके कारण 
चेत : ! यह मान्य नहीं है ! 

न, उपाध्याश्रयलनितर्विशेष-। . तिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि प्रत्यक्षादि तो उपाधिके आश्रव- 


त्वमिति चेत्‌ ; 


वाह्य// ( क० उ०२।२। ११) 


न्ज 


ब्राह्षण ७ ] शाइरमभाष्याथे श्थ्३ 
अर, बस, न 72 बम यार 2:%७ "पर" आ आई (7०७ "का: बह 2:2७ व्य<2:% आह पक बाई कफ 
विषयत्वात्पत्यक्षादे। । “न दृष्टे- | से होनेवाले विशेषको ही विषय करने- 
द्र्शारं पद्ये/! (द्व० उ० ३। वाले होते हैं । 'इश्कि द्रष्को मत 
४ । २) “विज्ञातारमरे केन देखो,” “अरे, विज्ञाताको किसके 
विजानीयाव” (ब्रृ० ड०४। ५। | द्वारा जाने ?”, वह का जाति 
१९ ) “अविज्ञातं विज्ञात” (बू० । रहकर हा जलन है”? 
39: ३ दो! 0 उत्माविर इत्यादि श्रुतियेंसि [ प्रमाणजनित ] 
०० 65 ५ ज्ञान आत्माको विषय करनेवाला 
अतिस्यो नात्मविषय॑ विज्ञानम्‌ | | ((] है | तो फिर कैसा है? 'मै 
कि तहिं ! बुद्धचाद्युपाध्यात्मग्रति-' (दी हूं, में दुःखी हैं शयादि 
च्छायाविषयमेव सुखितोडह | प्रत्यक्ष ज्ञान बुद्धि आदि उपाधिमे 
दुखितो<हमित्येवमादि ग्त्यक्ष- | पड़नेवाले आत्माके प्रतिबिम्बको ही 
विज्ञानम्‌ । | विषय करनेवाल्ा है। 
अयमहमिति विष्येण विष-| _ इसके सिवा यह ( देह ) मे 
? इस प्रकार विषयके साथ 
'यिणः सामानाधिकरण्योपचारात्‌ , | व्िघयोके सामानाधिकरण्यका उपचार 
4तान्यदतोडस्ति द्र्ष्टाः ( बु० उ० होनेसे ह इससे मित्ि कोई अन्य 
ड द्रष्टा नहीं है” इस श्रुति-वाक्यसे 
२।८। ११) इत्यन्यात्मग्रति- | अन्य आत्माका निषेध होनेसे तथा 


पेघा, देहावयबविशेष्यत्वाब् | “के मंवयवोंसे विशेष्य होनेके 
कारण सुख-दुःखकी विषयधमंता 
५ योविंषयधर्मत्वस ० 
सुखदु/ःख | सिद्ध होती है | 


9ग]५ 


# तात्पय यह है क्नि अश्नवश देहके साथ आत्माक्ा तादात्म्य होनेसे देहके 
सुख-दुःखादिका आत्मामें उपचार किया जाता है; आत्मासे मित्र कोई और द्रष्ट 
नहीं है और द्रष्ट सर्वथा शुद्ध होता है, इतलिये आत्मामे छुख-दुःखादि धर्म नहीं रह 
सकते तथा सुख-दुःखकी जो प्रतीति होती है उतका आक्षय भी क्ोई-न-कोई 
देहका अवयव ही होता है, जैसे शिरःपीडा, उद्रशूल्वदि | इवते भी वे अनात्मगव 
डी सिद्ध होते हैं । 


श्८छ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


“आत्मनस्तु काम्ताय” ( ब्यु० 
उ० २।४।५) हत्यात्माथ- 
त्वश्रुतेरयुक्त इति चेन्न, “यत्र वा 
अन्यदिव स्थात्‌” इत्यविद्याविषया- 
त्माथत्वाम्युपगमात्‌ “तत्केन क॑ 
प्रच्येत्‌” (ब्रू० 3० ४ | ५। १५) 
“तेह नानास्ति किश्वनां (ब्यु० 
उ०9४।४ । १९) “तत्र को 
मोहः कः शोक एकत्वमनुपत्यतः” 
( ईशा० ७) इत्यादिना विद्या- 


विषये तत्म्रतिषेधान्च नात्मधर्मत्वम। 
ताकिकसमयविरोधादयुक्तमि- 
दि चेत्‌ 
न; युक्‍्त्याप्यात्मनो दुःखि- 
त्वानुपपत्तेः। न हि दुःखेन ग्रत्यक्ष- 
विषयेण आत्मनो विशेष्यत्वम्‌, 
प्रत्यक्षाविषयत्वात्‌ू । आकाशस्य 


शब्दगुणवत्त्वदात्मनो दुःखित्व- 


यदि कहो कि “आत्माके लिये 
ही सब प्रिय होते है” ऐसी 
आत्मार्थलवको प्रकट करनेवाली श्रुति 
होनेसे ऐसा कथन ठीक नहीं है तो 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि “जहाँ 
कोई अन्य-सा होता है” इस श्रुतिके 
अनुसार उसकी अविद्याजनित 
आत्मार्थता मानी जाती है, “वहाँ 
कौन किसके द्वारा देखे,” “वहाँ 
नाना कुछ नहीं है,” “वहाँ एकल 
देखनेवालेको क्या मोह और क्या शोक 
हो सकता है ”” इत्यादि वाक्यसि 
ज्ञानदष्टिमे तो उनका निषेध होनेके 
कारण आत्मधमंत्व होना सम्भव 
नहीं है । 


पूर्व ०-किन्तु. नैयायिकोके 
सिद्धान्तससे विरोध होनेके कारण 
यह (आत्माका अपसारित्ि ) 
अयुक्त है ।* 


पिद्धान्ती -ऐसो. मत कहो, 
क्योंकि युक्तिसे मी आत्माका दुःखी 
होना सिद्ध नहीं हो सकता। 
प्रत्यक्ष विषयभूत दुःखसे आत्मा 
विशिष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वह 
स्वय ग्रत्यक्षका अविषय है । यदि 
कहो कि जिस प्रकार आकाश शब्द 
गुणवाला माना जाता है उसी प्रकार 
आत्माका दु'खित्व भी सिद्ध हो सकता 


# क्योंकि नेयायिकोंके सिद्धान्तर्म आत्मा बुद्धि आदि चौबीस युण्णोवात्य है। 


प्राह्मण ४ ] 


९४७० बस अंत ७८त+ न +न- 
मिति चेन्न, एफ्प्रत्यवधिपयत्वा- 
नुपपत्तेः । न हि सुखग्रादकेण 
प्रत्यक्षत्रिपयेण प्रत्ययरेन नित्यानु- 
मेयस्वात्मनों विषयीकरणपुपपच्ते । , 
तस्य च विषयीकरणे आत्मन एक- 
त्वादिषस्यभावप्रसड्ः । 

एकस्थेव. विपयविषयित्य॑ 
दीपबदिति चेन्‌ ! 


न; युगपदसम्भवात्‌ , 


आत्मन्य॑शानुपप्तेथ | एतेन पिज्ञा- 
नस ग्राह्मग्राहकर्त्व प्रत्युक्तम्‌ । 


प्रत्यक्षानुमानविषययोश्र ठुःखात्म- 


नल +>+>+ी 3 ++ + 


नोगुणगुणित्वे. नालुमानम्‌ | 





| 
दुःख नित्यमेत् प्रत्यक्षविषय- 


४--+++++_--- 


अ+3+ ++++--++ +->++_ -.-- 


शाउरभाप्याव 


है की यह ना होना 


वयाक उसका एक 


4 
्ँ ध 2 


मर 3७ _अ्] /< ७ 
न्यर्ट,> पक जया, डक "या “डक ब्याज या. ".-.20०० "..3.00+ नाक." अमन 


संग्त। नही, 


किये 
ग्रष्ण 


जान का 
लो असम्नत है| सुरद्तों 
हुरतकआऊ. प्रयतिपियक जानेक 
दाता निय जनुभेस जामाहों दि 
पहना सम नहीं ४ | यदि चह उसे 
किये वर ले तो विपयीक अनावका 
प्रमग उपल्थित हो जाग, उमोकि 
आगमा तो एक ही है ।< 

पर्व >>दोपकक समान एकका 
ही व्रियय और कियी मी द्ोना 
सम्मत्र ए | 

सिद्वान्ती-नहीं, एक साथ एसा 
होना सम्भत्र नहीं ६ । इसके सिद्या 
आत्मामें अग छोना सम्भव न शोनेसे 
मी यही सिद्दध दोता ६४। इससे 
विज्ञाका ग्राय-प्राहक उभयरूप 
होना भी खण्डित हो जाता है । 
प्रत्यक्ष ग्रमाणके विषय दुःख और 
अनुमान प्रमाणके विषय आत्माके 
गुण और गुणी होनेमें अनुमान 
प्रमाण भी नहीं हो सकता, क्योंकि 
दुःख सर्वदा प्रत्यक्षका ही विपय है 





# इसलिये यदि वह प्रत्यक्षविपयफ्र शानफा विषय हो जायगा तो विपयी 
कीन होगा ! क्योंकि एक ही पदार्थ एक द्वी शनका विपय और विपयी दोनों नहीं 


हो सकता | 


१८६ बृद्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ९ 
का 2, व्याई ८22: न्याय ५-2 ७, व्याई 3: याई:2:2%- व्याई>:2% याई 22% 22:७७ चय:>20% ना ८2:2७ व्य 22, 


त्वात्‌ःरूपादिसामानाधिकरण्याच्। | तथा रूपादिसे उसका सामानाधि- 
करण्य है | 

मनःसंयोगजत्वेउप्यात्मनि आत्मामें दुःखको मन.संयोगजनित 

दुःखस्य सावयवत्वविक्रियावत्त्वा- माना जाये तो भी आत्माके सावयब॒त्व, 

विकारित्वि एवं अनित्यत्॒का प्रसंग 


नित्यत्वप्रसज्ञात्‌ । न ह्मविकृत्य | उपश्चित होता है, क्योंकि सयोगी 
संयोगि द्वव्यं गुणः कशथ्रिदुपयन्न- | दव्यको विक्ृत किये बिना कोई गुण 
पयन्वा दृष्टः क्चित्‌ । न च कहीं आता-जाता नहीं देखा गया | 


निरबंय् पिफिगंयांगे देय कर तथा निरवयव वस्तुको कहीं विक्ृत 
रवयव माण दृष्ट क्वाच होते और नित्य वस्तुको अनित्य 


दनित्यगुणाश्रयं वा नित्यम्‌ | न | गुणोंका आश्रय होते नहीं देखा 
चाकाश आगमवादिभिनित्यतया- | | आगमोक्तमतावरम्बियोने 


अयुपगम्यते हु आकाशको तो नित्य नहीं माना 

हे पते) न चास्या वंश | और इसके सिवा कोई दूसरा इशानत 
न्तोज्स्ति । नहीं है |" 

विक्रियमाणमपि तत्प्रत्यया- | पूर्व ०-विकृत होनेपर भी यह वही 

निद्तेनित्यमेबेति चे है? ऐसा ज्ञान निद्त्त न होनेके कारण 

ति चेव्‌ : वह नित्य ही है--ऐसा मानें तो “| 


न द्रव्यस्य अवयवान्यथात्व- |. पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि द्रव्य पदार्थके अवयवोंमें 
व्यतिरेकेण विक्रियानुपपत्तेः । | परिवर्तन हुए बिना विकार होना 


... | सम्भव नहीं है। यदि कहो कि 
सावयवत्वेअपि नित्यत्वमिति चेन्न; | धावयव होनेपर भी वह नित्य है| 


# क्योंकि “आत्मन आकाशः सम्भूतः? (तै० उ० २। १) इस श्रुतिसे 
आत्मासे आकाशकी उत्पत्ति विद्ध होती है; और उसपन्न होनेवाला पदार्थ नित्य 
न्‍्नहीं हो सकता । 

' यह परिणामवादियोंका मत है । 

7 ऐसा जैनी लोग मानते है । 


च्राकह्मण ४ ] 


शाइरसाप्याथ 


१८७ 


सावयवस्यावयवसंयोगपूवकत्वे 
सति विभागोपपत्तेः। वज्नादिष्व- 
दशनान्नेति चेन्न, अनुमेयत्वात्सं- 
योगपूवत्वस्थ । तस्मान्नात्मनो 
दुःखाद्यनित्यगुणाश्रयत्वोपपत्तिः । 

परण्यादुःखित्वेन्यस्य च दुः- 
खिनोउ्भावे.. दुःखोपशमनाय 
शाद्रारम्भानथंक्यमिति चेत्‌ ९ 

न, अविद्याध्यारोपितदुःखि- 
त्वश्रमापोहार्थत्वाव,._ आत्मनि 


ग्रकूतसडुरूयाप्रणभ्रमापोहवत्‌ । 


तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 
सावयव पदार्थ अवयवसंयोगपूर्वक 
उत्पन्न हो नेके कारण उसके अवयवोंका 
विभाग होना सम्भव है । यदि कहो 
कि वचज्रादिमें तो ऐसा नहीं देखा 
जाता# तो ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि उनकी अवयवसंयोग- 
पूवेकताका अनुमान किया जा सकता 
है । अतः आत्माका अनित्य गुणोका 
आश्रय होना सम्भव नहीं है । 
पूर्व ०-किन्तु यदि परमात्मा 
दुःखी नहीं है और उससे भिन्न 
दूसरे दुःखी पदार्थका अभाव है तो 
ऐसी स्थितिमें [ दुःखकी निद्ृत्तिके 
लिये ] शान्रका आरम्म होना व्यर्थ 


ही सिद्ध होता है | 


पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो,क्योकि 
आत्मा्मे प्रकृत ( दशम ) संख्याकी 
अपूर्तिरूप श्रमकी निद्ृत्तिके समान 
शास्त्र अवियासे आरोपित दुःखित्वरूप 
श्रमकी निबृत्तिक लिये है। तथा 





# अर्थात्‌ वज्रादि ( बिजली आदि ) सावयत्र द्ोनेषपर भी अवयवर्संयोग- 
पूरक उत्तन्न होते हों, ऐसा नहीं देखा जाता । 

| यह आख्यायिका इस प्रकार है। एक बार दश आदमी विदेश गये। 
मार्गमें उन्होंने एक नदी पार की । उस पार पहुँचनेपर यह देखनेके लिये कि हम. 
दर है या नहीं आपसमें गणना करने छगे। परन्ठ जो गिनता वह अपनेको छोड़कर 
पगिनता । इसलिये दर सख्याकी पूर्ति न होती । इतनेमें ही एक आप पुरुष आया; 
उसने उन्हें अलग-अछग गिनकर बता दिया कि तुम दश ही हो। इससे उनका 


अमजनित दुःख दूर हो गया । 


१८८ 


बृद्ददारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय र 


नकल, व्याई 2 ब्य२:2 9७ "हि व्य<>-2%, न: :%- नाई: “या: व्यर्ड:०८-२४७, चाई<८2:%, च्याई<<:22% नाई (२... 


कल्पितदुःख्यात्माभ्युपगमाच् । 


जलुसयादिप्रतिबिम्बव॒दात्म- 
प्रवेशश्र प्रतिबिम्बवद्दयाकृते काये 
उपलबम्यत्वम्‌ | प्रागुत्पत्तेरतु पलब्ध 
आत्मा पश्चात्कार्ये च सृट्टे व्याकृते 
बुद्धेरन्‍्तरुपलम्यमानः . सर्यादि- 
ग्रतिविम्बवजलादों कार्य सृष्ठा 
प्रविष्ट इव लक्ष्यमाणो निर्दिश्यते 
“स एप इह ग्रविष्ट/! (ब्यु० उ० 
१।४।७) “ताः सृश् तदे- 
वानुप्राविशत्‌” “प्‌ एतसेव सीमान॑ 
विदार्यतया द्वारा प्रापद्यत”” ( ऐ० 
उ० ३ । १२) “सेयं देवतेक्षत 
हन्ताहमिमास्तिस्तो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य/ (छा० 
उ०६ | २। ३ )इत्येवमादिमिः । 





कल्पित दु'खी आत्मा स्वीकार भी 
किया गया है #। 


जल्में पड़े हुए सूर्यादिके 
प्रतिबिम्बके समान व्याकृत कार्यमें 
आत्माका प्रतिबिम्बके समान उपलब्ध 
होना ही उसका कार्यमे प्रवेश 
है। जगत्‌की उत्पत्तिसे पूर्व जो 
आत्मा उपलब्ध नहीं होता था वह 
व्यक्त कार्यकी रचना हो जानेपर 
बुद्धिकि भीतर उपलब्ध होनेसे 
जलादियें सूययादिके प्रतिविम्बके समान 
कार्यको रचकर उसमे ग्रविष्ट हुआ- 
सा लक्षित होता है--ऐसा कहा 
जाता है, जैसा कि “वह यह 
आत्मा इसमें ग्रवेश किये हुए है,” 
“उन ( ररीरों ) को रचकर वह 
उनमें प्रवेश कर गया,” “वह इस 
मूर्चसीमाको विदीर्णकर इसके द्वारा 
प्रवेश कर गया,”” “उस इस देवताने 
ईक्षण किया--अह्ो ! मैं इस 
जीवात्मरूपसे इन तीनों देवताओंमे 
प्रवेश कर!” इत्यादि श्रुतियोसे सिद्ध 
होता है | 


--+-तत_+____ 


%# इसलिये भी शास््रारम्म साथक है । 


ग॑ अर्थात्‌ वस्त॒तः वह प्रतिबिम्त्रके समान प्रवेश करता हो ऐसी बात नहीं हैः 
क्योंकि प्रतिब्िम्बके आश्रयसे बिम्बके पार्थक्यके समान आत्माका बुद्धि आदिये 


व्यवघान नहीं है । 


ब्राह्मण ७ ] 


शाइरभाणए्या् 


१८९ 


2 कम 7 कक #ऋयय आ अं ७ हर 5 के 
आग .पंक प्यार... व्या.....0७ नया - ५७०० यह). ॥०० चयकाई>-फेकन “या. व्यक-- कक नाथ कक व्याब"?"तत0 का व्या्ट > "02 पक च्या्_-पकत 


न तु सवंगतस्स निरवयवस्थ 
दिग्देशक़ालान्तरापक्रमणप्राप्तिल- 
क्षणः प्रवेशः कदानिद प्युपपचते । 
न च्‌ परादात्मनोड्न्योउस्ति ठ्रष्टा 
“तान्यद॒तोर्शस्ति द्रष्ट नान्यद तो- 
उस्ति श्रोत्र'' (बु०उ3०३।८। ११) 
इत्यादि श्रुतेरित्यवोचाम | उपल- 
व््यथत्याच सृश्टिप्रवेशश्ित्यप्प- | 
यवाक्यानाप्‌, उपलब्ध पुरुषार्थ- 
त्वश्रव॒णात्‌ । “आत्मानमेवावेत्‌” 
(चृ० 3० २१ | ४।१० ) “तस्मा- | 
तत्सवममबन्‌” (ज्वू> उ० १। 
४ । १२०) "“ब्रक्मविदाप्नाति 
परम” (ते० उ०२।१। १) 
“स यो ह वे तत्परमं ब्रह्म वेद ' 
अग्ेव भवति! (म्ु० उ० ३ | 
२ । ९ ) “आचार्यवान्पुरुपो वेद” | 
(छा? उ० ६ | १४ | २) 
“तस्व ताबदेव चिरम” ( छा० 
उ० ३। १४।॥ २) इत्यादि- 
श्रुतिभ्यः । 'ततो मां तच्च॒तो 
ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌” ( गीता 
१८ | ५५) “तद्बग्य॑ सर्व- 
विद्यानां प्राप्यते हम्रतं ततः! 


बे 
3 
१ 
॥ 


| रे जप ॥ ६ जज 
| आत्मोपलच्चि ही पुरुषपाव ६--ऐसा 


जो संगत आर निरसयव है उस 
आगाया एक दिशा, देश या 


' काएफो छो उठकर अन्य दिशा, देश 


या कालफो। प्राप्त होनाझुण प्रवेश 
कमी सम्भव नहीं ह। तथा यह 
(मे पहले ही कह चुके हें कि 
"पमेसे भिन्न कोई द्रश् नहीं है, 
इससे भिन्न को श्रोता नहीं है”! 
स्यादि श्रतिके अनुसार परमाध्मासे 
निन्न और कोई द्वश नहों हे । 
तथा सृष्टि, प्रवेश, स्थिति और 
उयका प्रतिपादन करनेवाले वाक्य 
आत्मोपछन्िके ही छिये है, क्योंकि 


सुना गया है; जैसा कि “उसने 
अपनेहीकोी जाना,” “अत' वह 
सर्वमभष हो गया,” “अब्रह्मवेत्ता 
परमात्माफ़ों प्राप्त कर छेता है,” 
“बह जो कि उस परत्रह्मको जानता 
दे अरद्म ही हो जाता है,” “आचार्य वान्‌ 
पुरुषको ज्ञान होता है”, “उसके 
लिये तभीतक देरी है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे, तथा “तब मुझे तत्ततः 
जानकर उसके पश्चात्‌ सुझहीमें 
प्रवेश करता है,” “वहीं समस्त 
विद्यारमें श्रेष्ठ है, क्योंकि उससे 
अमृतकी प्राप्ति होती है” इत्यादि 


१९० 


वृद्दारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


व्यर्ड2 ब्याई 2: 2:%, बकाया 27 नया ८2% न्याई 2-2 नया नाई >-2ऋ व्याई 2:23 नाई २८-29, याद: नाई: 


इत्यादिस्मृतिस्यश्र । ् 


पवादाच सृश्यादिवाक्यानाम्‌ 


आत्मेकत्वदशनाथपरत्वोपपत्तिः | 
तस्मात्कायेखस्थ उपलबभ्यत्वमेव 
प्रवेश इत्युपचर्यते । 

आ नखाग्रेभ्यो नखाग्रम 
आत्मनश्रेतन्यम्मुपलभ्यते । तत्र 
कथमिव ग्रविष्टः १ इत्याह--यथा 
लोके ध्षुरधाने श्लुरो धीयतेडस्मि- 
न्निति छुरधानं तस्मिन्नापितोप- 
स्कराधाने। ध्ुरोडन्तः्ख उप- 
लम्यते, अवहितः प्रवेशितः 
स्ादुशथथा वा विश्वम्मरोउग्रि॥, 
विश्वस्य भरणाहिश्वम्भरः कुलाये 
नीठेउप्रिः काष्टादाववहितः स्ा- 
दित्यनुव॒तेते । तत्र हि स मथ्य- 
मान उपलम्यते । 

यथा च क्षुरः श्वुरघान एकः 


देशेष्यखितो यथा चाग्नेः 





स्मृतियोसे भी सिद्ध होता है । इसके 
सिवा भेददर्शनकी निन्‍्दा होनेसे भी 
सृष्य्यादिविषयक वाक्योका आत्मैकत्व- 
दशनपरक होना युक्त है। अत. 
कार्यस्4 आत्माका उपलब्ध होना ही 
उसका प्रवेश है--ऐसा उपचारसे 
कहा जाता है | 


“आ नखाग्रेम्य'” अथोत्‌ नखाम्र- 
पर्यन्त आत्माका चेतन्य उपलब्ध होता 
है। वह उसमे किसके समान ग्रंविष्ट है, 
सो श्रुति बतछाती है--जिस प्रकार 
लोकमें क्षुरघानमे-- जिसमें छुरा रखा 
जाय उसे क्षुरघान कहते है उससें 
अर्थात्‌ नापितके मुण्डनसामग्री 
(औजार ) रखनेके सन्दूकमें उसके 
भीतर रखा हुआ छुरा उपलब्ध होता 
अर्थात्‌ उसमें अवहित (छिपा 
हुआ )--प्रविष्ट रहता है| अथवा 
जिस प्रकार विश्वम्भर--अप्लि, जो 
विश्वका भरण करनेके कारण विश्वम्भर 
है, कुलाय-नीड यानी काष्ठादिमें छिपा 
रहता है---इस प्रकार यहाँ अवहित- 
स्यात! इसकी अनुद्ृत्ति होती है, वहाँ 
वह मन्थन करनेपर देखा जाता है. | 


तथा जिस ग्रकार छुरा क्षुरघानके 
एक देशमें स्थित रहता है और अग्नि 
जैसे काष्टादिमें उसे सब ओरसे व्याप्त 


काहादो सबेतो व्याप्यावस्थित), | करके विद्यमान रहता है इसी प्रकार 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथ 


१९१ 


या. व्याई ८2 पक चई<८2:७, ध्याई >> न्योष>८2 22७ न: प्याइ:>-.% न्यक >> नया 2:22: व्य् >:22% व्यई(2%' नई2:2%- 


एवं सामान्यतों विशेषतथ्र देहं 
संव्याप्यावजस्थित आत्मा । तत्र हि 
स्‌ आरणनादिक्रियावान्‌ दशना- 
दिक्रियावांश्ोपलम्यते । तस्मा- 
त्त्रेव॑ ग्रविष्टं तमात्मान॑ प्राण- 
नादिक्रियाविशिष्ट न पश्यन्ति 
नोपलभन्ते । 


नन्वप्राप्तप्रतिषेधोड्य॑त॑ न 


पद्यन्तीति, दशनस्याप्रकृतत्वात्‌ । 


नेष दोष: सृश्यादिवा- 
क्यानाए आत्मेकत्वप्रतिपत्त्यथपर- 
त्वात्मकृतमेव तस्थ दशनप्‌ । 
“रूप रूप प्रतिरूपो बभूव तदस्य 


आत्मा शरीरको सामान्य और विशेष- 
रूपसे व्याप्त करके खित है। वहाँ 
वह प्राणनादि और दरशनादि क्रिया- 
वाढ्य देखा जाता है। अतः उस 
शरीरमें प्रविष्ट उस ग्राणनादिक्रिया- 
विशिष्ट आत्माको छोग नहीं देखते-- 
उन्हे उसकी उपलब्धि नहीं होती । 
ज्ञका-किन्तु उस आत्माको नही 
देखते' यह तो अप्राप्तका प्रतिषेष 
है, क्‍योंकि यहां दर्शनका कोई 
प्रसंग नहीं है । 
समाधान-यहकोई दोष नहीं 
है, क्योकि सृष्व्यादिपरक वाक्योका 
तात्पय आत्मैकल्वबोध होनेके कारण 
उसका दर्शन प्रकृत ही है, जैसा 
कि “वह प्रत्येक रूपके अनुरूप 


रूप प्रति चक्षणाय ( बृ० उ० | हो गया है, उसका यह रूप उसके 
२५ | १९) इति मन्त्र- | दर्शनके लिये है”” इस मन्त्रवर्णसे 


वर्गात्‌ । 
तत्र आणनादिक्रियाविशिष्ट- 
क्रियाविशिष्टला- स्वीदेशने हेतुमाह 


सिद्ध होता है । 
अब श्रुति प्राणनादिक्रियाविशिष्ट 
आत्माके दिखायी न देनेमे हेतु 


त्मनोइ्समस्तव- अकृत्स्तोड्समस्तो हि | बतलछाती है--क्योंकि वह प्राणनादि- 


दान अस्मात्स ग्राणना- 


क्रियाविशिष्ट आत्मा अकृत्सम--- 


दिक्रियाविशिष्टः । कुतः पुनरकृ- | असम्पूर्ण है। उसकी असम्पूर्णता 
त्तजम्‌ + इत्युच्यते--आणमद्नेव | क्‍यों है ः सो बतछाया जाता है-- 


श्ण२ 


बृहदारण्यकीपतिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


प्राणनक्रियामेव कुवन्प्राणो नाम 
आणसमाख्यः ग्राणामिधानों भव- 
ति। ग्राणनक्रियाकते त्वाद्धि प्राणः 
ग्राणितीत्युच्यते नान्‍यां क्रियां 
कुरवंन्‌ | यथा लावकः पाचक 
इति । तस्मात्क्रियान्तरविशिष्टरय 
अनुपसंहारादकत्सखो हि सः । 
तथा वदन्वदनक्रियां कुर्वन्व- 
क्तीति वाक। पव्यंश्रश्नुश्रष्ट इति 
चश्नुद्रेश, थृष्वज्थुणोतीति श्रो- 
त्र्म्‌ | 

आणजन्नेव प्राण” वदन्वाक्‌! 
इत्याभ्यां क्रियाशकत्युद्भधवः ग्रद- 
शितों भवति । 'पर्यंशश्ठु!! 
अ्रण्बज्शोत्रम! इत्याभ्यां विज्ञान- 
शक्त्युद्धवः प्रदश्येते, नामरूप- 
विषयत्वादिज्ञानशक्तेः । श्रोत्र- 
चश्नुपी विज्ञानय साधने, विज्ञान 
तु नामरूपसाधनम्‌ । न हि नाम- 
रूपव्यतिरिक्त॑ विज्ञेयमस्ति । 
तयोश्रोपलम्भे करणं चन्नुःभोत्रे । 


व अल जम 3-2 जन आल जी जम. लिन 


प्राणन अर्थात्‌ प्राणनक्रिया करनेसे 
ही वह॒ग्राण यानी पग्राणनामवाला 
होता है | [ तात्पर्य यह है कि ] 
प्राणन क्रियाका कता होनेसे ही 
'प्राण प्राणन करता है” ऐसा कहा 
जाता है, किसी अन्य क्रियाके करने- 
से नहीं जेसे छावक, पाचक इत्यादि। 
अत' उसमें क्रियान्तरविशिष्टका 
उपसहार (सम्रह ) न होनेके कारण 
वह असम्पूर्ण ही है। इसी प्रकार 
वक्तीति वाक्‌! इस व्युवत्तिसे बोलने 
यानी वदनक्रिया करनेके कारण वह 
वाकू है, “चष्टे इति चल्लु. इस 
व्युत्पत्तिसे देखनेवाले यानी द्रष्टाका 
नाम चक्षु है और &णोतीति श्रोत्रम' 


, इस ब्युक्‍्त्तिसे जो सुनता है वह श्रोत्र है। 


'प्राणन्नेव प्राण *, 'वदन्वार्का इन 
दोनो वाक्योंसे आत्मामें क्रिया-शरक्ति- 
का उद्धव दिखाया गया है तथा 
पह्यश्चक्षु .,. “#ृण्बज्श्रोत्रम/ इन 
दोनो वाक्योसे विज्ञानशक्तिका 
प्राकव्य प्रदर्शित किया गया है, 
क्योंकि विज्ञानशक्ति नाम और रूप- 
को विषय करनेवाली होती है । श्रोत्र 
और नेत्र विज्ञानके साधन हैं, तथा 
विज्ञन नाम-रूपका साधन है, क्योंकि 
नाम-रूपके तिवा और कोई विश्षेय 
नहीं है तथा उनकी उपलब्धिमें नेत्र 
और श्रोत्र करण हैं । 


त्राह्षण ४ ] 


शाहरभाष्याथे 


१९३ 


व: 2:2% न्याई>-2:%- न्यक-. पक न्याई 22.2७ बयई 3:0७ व्याई 3 व्य ०-9. चई->:2 ७, ०७2, जय <०८2%, व्याई>-) ४ व्याई 2: 


क्रिया च नामरूपसाध्या 
प्राणसमवायिनी, तस्या। ग्राणा- 
श्रयाया अभिव्यक्तो वाकरणम्‌ । 
तथा पाणिपादपायूपख्थाख्यानि । 
सर्वेपाममपलक्षणार्था वाकू | एत- 
देव हि सब व्याकृतम्‌ | “त्रयं 
वा इद नाम्र रूप॑ कर्म!!(क्षृ० उ० 
१|६॥।१) इति हि वक्ष्यति। 

मन्चानो मनो मनुत इति। 


ज्ञानगक्तिविकासानां साधारणं 


करणं मनो मनुतेड्नेनेति । पुरु- 
पसतु कर्ता सन्मन्धानो मन 
इत्युच्यते । 


तान्येतानि प्राणादीन्यस्था- 
विशिष्टातब्रेदि- मन कमनामानि, 
ने5झत्लल- कमेजानि नामानि 
निरूपणम्‌ & े 
कमनामान्येव, न तु 
वस्तुमात्रवियाणि । अतो न 
कत्स्तात्मवस्त्ववद्योतकानि । एवं 
हसावात्मा ग्राणनादिक्रियया त- 
सत्क्रियाजनितग्राणादिनामरूपा- 
बू० उ० २०७--२६ 


नाम और रूपसे साध्य जो क्रिया 
हे वह प्राणके आश्रित है और उस 
प्राणाश्रिता क्रियाकी अभिव्यक्तिमे 
वाक्‌ साधन है । इसी प्रकार पाणि, 
पाद, पायु और उपस्थ नामकी 
कर्मेन्द्रियाँ भी हैं | वाक्‌ू इन सबके 
उपलक्षणके लिये है। यही सारा 
व्याकृत जगत्‌ है । आगे “यह सब 
नाम रूप कर्म त्रयरूप ही है” इस 
श्रुतिसि यही बात कही जायगी । 

भनुते इति मनः” इस व्युत्पत्तिसे 
मनन करनेपर उसका नाम मन 
हुआ । मन ज्ञानशक्तिके विकासोका 
साधारण साधन है, क्योंकि इससे 
आत्मा मनन करता है। पुरुष ही 
कर्ता होनेपर जब मनन करता है 
तो मन” इस नामसे कहा जाता है। 


वे ये ग्राणादि इस आत्माके 
कर्मनाम अथौत्‌ कर्मजनित नाम ही 
हैं, ये वस्तुमात्रको विषय करनेवाले 
नहीं हैं । अतः ये सम्पूर्ण आत्मवस्तु- 
के द्ोतक नहीं हैं | इस प्रकार यह 
आत्मा ग्राणनादि क्रियासे उस-उस 
क्रियाके कारण होनेवाले ग्राणादि 
नाम और रूपोंसे व्यक्त होने अथोत्‌ 


श्ण्छ 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


्यर(20, आकर फ बट, नई 3-2: व्याई>2% व्या>:2 च्यद >>: न्याई 2 नई 2 व्याए>:2;%, न्याई 272: ना कक 


भ्यां व्याक्रियमाणो5्वद्योत्यमानो- 
डपि । स योउतोडस्मात्माणनादि- 
क्रियासमुदायाद्‌ एकेक प्राण 
चश्लुरिति वा विशिष्टम अनुपसंहते- 
तरविशिष्टक्रियात्मक॑ मनसा अय- 
मात्मेत्युपास्ते चिन्तयति,न स वेद 
नस जानाति ब्रह्म | कस्मात्‌ 
अकृस्स्नोड्समस्तों हि. यस्मादेष 
आत्मा अस्मात्माणनादिसमुदा- 
याव्‌ । अतः प्रविभक्त एकेकरेन 
विशेषणेन विशिष्ट इतरघर्मान्त- 
रानुपसंहाराद्भवति । यावदयमेव॑ 
वेद पश्यामि श्रणोमि स्पृशामीति 
वा स्वभावम्रवृत्तिविशिष्ट वेद 
तावदज्ञसा कृत्ल्मात्मानं न वेद ! 


क॒थं पुनः पर्यन्वेद ९ इत्याह- 


निरुपाधिकात्मो- आत्मेत्येव, आत्मेति 
ग्राणादीनि विशेष- 
णानि यान्‍्युक्तानि 


पासनमेव 
कृत्लत्वम्‌ 


तानि यस्य स आप्ज॒व॑स्तान्यात्मा 


न-कक.3 नै न _िन न न>+ न -न-नत------म-+ 3333 --न-न-नमानग-2७2७« 2333---++-«-++-- मनन वननमननननननीनपिीनीयी।फ--+नीणतयीथठतथ?थणथ?थथ।थयनननननीऊननिन+-व०.. न-निनननाओ--33+ बनना 3५५3 ८००... मन--मन-++3मनन-त 


प्रकाशित होनेपर भी [ पूर्णतया 
प्रकाशित नहीं होता ] | वह जो 
इस ग्राणनादिक्रियासमुदायमेंसे किसी 
क्रियासे विशिष्ट प्राण या चक्षुकी, अन्य 
गिशिष्टक्रियामय आत्माका उपसहार 
न करके, मनके द्वारा यह आत्मा 
है? इस प्रकार उपासना यानी चिन्तन 
करता है वह नहीं जानता--उसे 
व्रह्मका ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं 
है £ क्योकि इस प्राणनादिसमुदायसे 
विशिष्ट यह आत्मा अकृत्ख--अस्तम्पूर्ण 
है। इसलिये वह अन्य धर्मोका 
उपसहार न करनेके कारण प्रविभक्त 
यानी एक-एक विशेषणसे विशिष्ट 
होता है । अत जबतक यह भै 
देखता हूँ, मैं सुनता हूँ, मैं स्पर्श 
करता हूँ इस प्रकार आक्माको 
खाभाविक ग्रवृत्तियोंसे विशिष्ट जावता 
है तबतक यह साक्षात्रूपसे सम्पूर्ण 
आत्माको नहीं जानता । 


तो फिर किस प्रकार देखने१२ वह 
उसे जानता है * इसपर श्रुति कहती 
है--आत्मा है? इस प्रकार ही। 
आत्मा--ऊपर जिन प्राणनादि 
विशेषणोंका वर्णन किया गया है, वे 
जिसके हैं, उन्हें व्याप्त करनेके 
कारण वह आत्मा कहा जाता है। । 


तच्राह्मण ४ ] 


शाइरमसाय्यार्थ 


श्र 


कस क व्याई 2 व्यापक प्याब फ्, आाई फेक चाट क, चर, नई >> ब्रज) फ- जाई: ५७ नाम ५७ नए 2० कर 


इत्युच्यते । स तथा कृत्स्नविशेषो- 
पसंहारी सन्कृत्खो भवति । 
वसस्‍्तुमात्ररूपेण हि ग्राणाद्यपाधि- 
विशेषक्रियाजनितानि विशेषणानि 
व्याप्तोति | तथा च्‌ वक्ष्यति-- 
“व्यायतीव लेलायतीव” ( ब्ु० 
उ०४।३॥।७) इति। तस्मा- 
दात्मेत्येबोपासीत | 


एवं कृत्खो छमसो स्वेन वस्तु- 


रूपेण ग्रृद्ममाणों भवाति। करस्मा- | 


इस ग्रकार सम्पूर्ण विशेषोका अपने- 
में उपसहार करनेवाला होनेसे वह 
सम्पूर्ण है । वह अपने वस्तुमात्ररूपसे 
प्राणादि विशेष उपाधियोकी क्रियासे 
होनेवाले विशेषणोमें व्याप्त है । ऐसा 
ही 'भानो ध्यान करता है, मानो 
चेष्टा करता है” इस वाक्यसे श्रुति 
कहेगी भी | अतः वह आत्मा है! 
इस प्रकार ही उसकी उपासना 
करनी चाहिये | 

इस प्रकार अपने वास्तविक 
खरूपसे ग्रहण किया जानेपर यह 
सम्पूर्ण है । क्यों सम्पूर्ण है ट--ऐसी 


त्कृत्खः * इत्याशड्डूयाह-अन्ना- ' आशका करके श्रुति कहती है-- 
स्मिन्नात्मनि हि यस्मान्निरुपाधिके | क्योकि इस निरुपाधिक आत्मामे, 


जदखसयग्रातावर 








प्रतिविम्बके भेद सूर्यमें एक हो जाते 


ग्राणाद्युपाधिकृता विशेषाः ग्राणा- | हैं उसी प्रकार, ऊपर बतलाये हुए 


दिकमेजनामाभिभेया 
होते एकमशिन्नतां भवन्ति ग्रति- 
पद्चन्ते | 


आत्मेत्येबोपासीत! इति ना- ! 
पश्षे | विधि नहीं है, क्योंकि यह एक 


0७७ ८४५ 
आत्मोपासनखा- पूर्वाबाधः । 


यथोक्ता | शरणादि कर्मजन्य नामोसे कहे जाने- 


वाले प्राणादि उपाधियके कारण होने- 

वाले सम्पूर्ण विशेष एक होते अर्थात्‌ 

अभिन्नताको प्राप्त हो जाते है । 
आत्मेत्येवोपासीत! यह अपूर्व- 


विधेयत्वम्‌ प्राप्तत्वात्‌ “यृत्सा- | पक्षमे खत प्राप्त है |# “जो 


क्षादपरोक्षाह्रह्” (बरू० उ० ३। | साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है” “आत्मा 





# जो अर्थ अत्यन्त भप्राप्त होता है उसके लिये जो विधि की जाती है उसे 


श्थ्द्‌ 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


४।१) “कतम आत्मेति-- 
योड्य विज्ञानमय/.. (ब्ु० 
उ० 9७ | ३ । ७) इसत्येव- 
माद्यात्मग्रतिपादनपरामिः श्रुति- 
भिरात्मविष्य॑ विज्ञानमुत्पा- 
दितम्‌ । तत्रात्मखरूपविज्ञानेनेव 
तहिषयानात्माभिमानबुद्धिः कार- 
काररिक्रियाफलाध्यारोपणात्मिका 
अवद्या निबर्तिता | तस्यां निव- 
तितायां कामादिदोषानुपपत्तेः 
अनात्मचिन्तानुपपत्तिः । पारि- 
शेष्यादात्मचिन्तेव । तस्मात्तदु- 
पासनमस्मिन्पक्षे न विधातव्यम, 
प्राप्तत्वात्‌ । 
तिष्ठतु तावत्पाश्षिक्यात्मोपा- 
सनग्राप्तिनित्या 
बेति, अपूर्यविधि 
स्यात्‌ः. ज्ञानोपासनयोरेकत्वे 
सत्यग्राप्तत्वात्‌ | 'न स बेद' इति 
विज्ञानं ग्स्तुत्य आत्मेत्येवोपा- 


उक्तार्थमीमा मा 





कौन-सा है, इसपर कहते हैं---यह 
जो विज्ञाममय है” इस प्रकारकी 
आत्माका प्रतिपादन करनेवाढी 
श्रुतियोंसे आत्मविषयक ज्ञान उत्पन्न 
होता है | तहाँ आत्मखरूपके ज्ञानसे 
ही उसमें होनेवाली अनात्मामिमान- 
बुद्धि अर्थात्‌ कारकादि क्रिया एवं 
फलकी अच्यारोपरूपा अविधद्या निदृत्त 
की जाती है । उसके निवृत्त हो 
जानेपर कामादि दोर्षोकी सम्भावना 
न रहनेसे अनात्मचिन्तनकी सम्भावना 
नहीं रहती । फलतः आत्मचिन्तन 
ही रह जाता है | अत' इस पक्षमें 
आत्मोपासनाका विधान करनेकी 
आकर्यकता नहीं है, क्योंकि वह 
खतःग्राप्त है । 
शका-आत्मोपासनकी प्राप्ति 
पाक्षिक है अथवा नित्य है-झइस 
विचारकों अभी रहने दो, यह तो 
अपूर्वविधि ही है, क्योकि यहाँ ज्ञान 
और उपासनाका एक ही अर्थ होनेके 
कारण वह स्वत'प्राप्त नहीं है। 
नस वेद! ( वह नहीं जानता ) 
इस वाक्यसे विज्ञनका आरम्भ के 








अपूर्बविधि कहते है | जैसे “जिसे खर्गक्ली इच्छा हो वह अग्निद्ेत्र करे? यहाँ 
अमिद्वेत्र अत्यन्त अग्राप्त था, अतः उसके लिये जो विधि की गयी है वह्द अपूर्वविधि 
है | आत्मा विधिका विषय नहीं है--यह वात आगेके विचारसे स्पष्ट हो जायगी | 


च्राह्मण ४ | 


शाइरभाष्यार्थ 


१९७ 


न्यक, न न्याद प:2 व्याई >>) आई २८% नई 3:2७: आए ६०:20, जाई (32% ००:०७ "का व्यर्द:3:2:9. कई. 


त! इत्यमिधानादेदोपासन- 
शब्दयोरेकाथतावगम्यते.. | 


“अनेन ब्ेतत्सव वेद” “आत्मा- 
नमेवावेत्‌” (द्वृ०उ3० १।४। 
१० ) इत्यादिश्रुतिभ्यश्र विज्ञान- 
मुपासनम्‌ । तस्य चाम्राप्तत्वादि- 
ध्यहेत्वम्‌ । 

न च खरूपान्वाख्याने पुरुष- 
प्रवृत्तिरपपद्यते, .. तस्मादपूवे- 
विधिरेबायम्‌ । कर्मविधिसामा- 
न्याच | यथा 'यजेत' 'जुहुयात्‌' 
इत्यादयः कमेविधय), न तेरस्थ 
“आत्तमेत्येबोपासीत” (१। ४ । ७) 
“आत्मा वा थरे द्रष्व्य// ( २। 
४।५) हत्याद्ात्मोपासनविधे- 
विशेषोज्वगम्यते । मानसक्रिया- 
त्वाच् विज्ञानय; यथा “यस्ये 
देवतायै हविगृहीतं स्थात्तां मनसा 


ध्यायेदपटकरिष्यन! इत्याद्या 


आत्मेत्येवोपासीत' इस प्रकार कहने- 
के कारण यहाँ वेद! और 'उपासन!' 
इन शचब्दोंकी एकार्थता ज्ञात होती है | 
“इससे इस सबको जान लेता है”! 
“आत्माकों ही जाना” इत्यादि 
श्रुतियोंसे भी विज्ञान उपासनाहीका 
नाम है । और वह ( उपासना ) 
अप्राप्त होनेके कारण विधिकी योग्यता 
रखती है ।* 

इसके सिवा खरूपके अनुवादमे 
पुरुषकी ग्रव्॒त्ति होनी भी सम्भव नहीं 
है; इसलिये यह अपूर्वविधि ही है | 
तथा कमविधिसे इसकी समानता 
होनेके कारण भी [ यही बात सिद्ध 
होती है ]। जिस प्रकार 'यजन 
करे! 'हवन करे! इत्यादि कर्मविधियाँ 
हैं, उनसे “आत्मा है इस प्रकार 
उपासना करे” “अयि मैत्रेयि | यह 
आत्मा द्रष्टव्य है”! इत्यादि आत्मो- 
पासनसम्बन्धी विधियोका कोई 
अन्तर नहीं जान पडता। तथा विज्ञान 
भी मानसक्रिया ही है [ इसलिये भी 
यह विधि है ]। जिस प्रकार जिस 
देवताके लिये हवि ग्रहण किया 
जाय उसका वषदकार' करते हुए 
मनसे ध्यान करे दृव्यादिरूपसे 


# क्योंकि उपासना मानस कर्म है; वह ख्तागप्राप्त नहीं होता; इसलिये 


उसके लिये विधिकी आवश्यकता है । 


१९८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
कब: चाई२८)ऋ न्याई ०८ वाई 2 न्यई >:2 ऋ- प्याई >:2)0... वाई <-2 नया: ;ऋ- न्याई ०-2, व्याई 2-0 ब्यॉ न), 
मानसी क्रिया विधीयते, तथा ! मानसी क्रियाका विधान किया जाता 
“आत्मेत्येवोपासीत” ( १ । ४ । ' दे उसी प्रकार है--इस 
है प्र्का उपासना पे प्‌ 93) | है| त्माका नर 
७) “मन्तव्यो निदिध्यासि-। “रें उपासना की , आह 
कदगो (२0५) इतांयों मनन करना » निदिध्यासन 
" के करना चाहिये” इत्यादि रूपसे 
क्रियेव विधीयते ज्ञानात्मिका । ज्ञानात्मिका क्रियाका ही विधान 
तथाबोचाम वेदोपासनद्ब्दयो- किया जाता है 5 तथा बंद! और 
की उपासन” शब्दोका एक ही अर्थ 
रेकार्थत्वमिति । 0 
 है--यह हम कह ही चुके हैं । 
भावनांशत्रयोपपत्तेश्न--यथा | इसके सिवा इस वाक्यमें भावनाके 
। [ फछठ, करण और इतिकर्तव्यता- 
हि यजेत इत्यस्यां भावनायाम्‌-किं । रूप ] तीनों अश सम्भव होनेके 
| कारण भी यह विधिवाक्य है | जित 
केन कथम्‌ इति भाव्याद्याकाड्ला- | प्रकार 'यजेत' ( यजन करे ) इस 
॥॒ भावनामें 'किस उद्देश्यसे किप्त 
पनयकारणमंशत्रयमवगम्यते। तथा साधनसे और किस प्रकार [ यजन 


नि , | करे )! ऐसी भाव्यादिसम्बन्धिनी 
उपासीत इत्यस्यामपि भावनायां आकाह्लाओंकी निवृत्तिके कारणभूत 


विधीयमानायास्‌ किसुपासीत ? | तीन अंश देखे जाते हैं उसी प्रकार 
“उपासीत” इस तिधान की जानेवाली 

केनोपासीत ? कथम्ुपासीत  इत्य- | भावनामें भी “किसकी उपासना करे ” 
| 'किसके द्वारा उपासना करे ” और 

स्थामाकाड्डायाम्‌ आत्मानमुपासीत | 'किस प्रकार उपासना करे ” ऐसी 
बम आकाक्षा होनेपर 'आत्माकी उपासना 

मनसा त्यागन्रक्षचयशमदमो- | करे! 'मनसे करे! तथा ्याग,अक्मच, 
शम, दम, उपरति तथा तितिक्षादि- 

परमतितिक्षादीतिकतेव्यतासंयुक्तः | रूप इतिकर्तव्यतासे युक्त होकर 


ब्राह्मण ४3 | 


शाइरमभाष्याथे 


श्र, 


७८२०. अर), न 2 "एन: चर अ ८2: «पट: लि बट ० अ ना 2; नया 322: 


इत्यादिशास्रेणेव समथ्यतेंड्शत्र- 
यम्‌। यथा च कृत्तचस्य दश्शपूण- 
मासादिप्रकरणस्य दरशपूणमासा- 


दिविष्युदेशस्वेनोपयोगः/ . एव- 
व 
मोपनिषदाम्‌ आत्मोपासन- 


प्रकरणस्य आत्मोपासनविष्युद्दे- 
शत्वेनेवोपयोगः। “नेति नेति” 
(२।३॥।६) “अस्थूलम 
(३। ८। ८) “एकमेवाहितीयम 
(छा? 3० ६। २। १) “अशना- 
याद्यतीत/” इत्येबमादिवाक्यानाम्‌ 
उपास्यात्मखरूपविशेषसमपेणेनो- 
पयोगः । फल॑ च मोक्षो5विद्या- 
निवृत्तिवां । 


अपरे वर्णयन्ति उपासनेन- 
त्मविषय॑ विशिष्ट विज्ञानान्तर 
भावयेत) तेनात्मा ज्ञायते, अवि- 
द्यानिवतेक॑ च तदेव, नात्मविषयं 
वेदवाक्यजनितं॑ विज्ञानमिति । 
एतस्मिन्नर्थ वचनान्यपि--“वि- 


आज मी कब कल 


3 2 जल 
२. 'शान्तो दान्‍्त उपस्तस्तितिक्ष' समाद्वितो 





करे! इत्यादि शास्त्रसे ही तीन 
अंशोका समर्थन होता है। तथा 
जिस प्रकार दर्शपूर्णमासादिसम्बन्धी 
शास्रके सम्पूर्ण प्रकरणका दर्रापूर्ण- 
मासकी विधिके उद्देशरूपसे ही उपयोग 
है उसी प्रकार उपनिषदोंके आत्मो- 
पासनसम्बन्धी प्रकरणका भी आत्मो- 
पासनकी विधिके उद्देशरूपसे ही 
उपयोग है । नेति नेति” 
“अस्थूछम” . “एकमेवाहितीयम्‌ ! 
८“अशनायायतीतः”” इत्यादि शात्र- 
वाक्योका उपयोग उपास्य आबत्माके 
विशेष रूपको समर्पण करनेमें है तथा 
उसका फल मोक्ष या अवियाकी 
निवृत्ति है । 


कुछ अन्य लोगोंका कथन है कि 
उपासनाके द्वारा आत्मविषयक अन्य 
विशि९ विज्ञानकी भावना करनी 
चाहिये, उससे आत्माका ज्ञान होता 
है और बही अविदधाकी निदृत्ति 
करनेवाछा है । आत्मविषयक वेद- 
वाक्यजनित विज्ञान उसकी निवृत्ति 
करनेवाल्य नहीं है । इस विषयमे ये 


वचन भी हैं-- उसे जानकर 


| तद्दिषयक बुद्धि करें” “आत्माका 


भूत्वात्मन्वेवात्मान पर्येत्‌ 


इत्यादि शास्त्र आत्मश्ञानंके साधनका निरूपण करता है। 


२०० 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय ₹ 


बॉ टिक बट फ्र बाई 2, बह 2 ऋ, नया नए: व्क2:2% “या: ८-2७. ८3८2: नहा) ०-2, व्याई 2४% बक (37 प 


४|४।२१) “द्रष्टव्यः श्रोतव्यो 
मन्तव्यो. निदिध्यासितव्य/! 
(२|४।५) “सोब्न्वेष्टव्यः स 
विजिज्ञासितव्य/! ( छा० उ० 
४। ७।१ ) इत्यादीनि । 

न, अथोन्‍्तराभावात्‌ । नच 
आत्मेत्येवोपासीत”'  इत्यपूर्वे- 
विधिः; कस्मात्‌ $ आत्मखरूप- 
कथनानात्मग्रतिपेघवाक्यजनित- 
विज्ञानव्यतिरेकेणष अथान्‍्तरस्य 
कतंव्यय मानसस्य वाह्मस 


वाभावात्‌। तत्र हि विधेः साफलय॑ ' 


यत्र विधिवाक्यश्रवणमात्रजनित- 
विज्ञानव्यतिरेकेण पुरुपप्रचृत्ति- 
गम्यते । यथा “दशपूर्णमासा- 
भ्यां खगकामो यजेत” इत्येव- 
मादो। न हि दरशपूर्ण मासविधि- 
वाक्यजनितविज्ञानमेव दशेपूर्ण- 
मासानुष्ठानप्‌; तच्चाधिकाराद्य- 
पेक्षानुभावि । 

न तु “नेति नेति/” (२। 
२। ६) दइत्याद्यात्मप्रतिपादक- 
वाक्यजनितविज्ञानव्यतिरेकेण 


साक्षात्कार करे तथा उसका श्रवण, 
मनन और निदिध्यासन करे, 
“उसका अन्वेषण करना चाहिये 
तथा उसे जाननेकी इच्छा करनी 
चाहिये”? इत्यादि | 


समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि इस वाक्यका कोई अन्तर 
नहीं हो सकता । “आत्मेत्येबोपासीत' 
यह अपूर्वविधि नहीं है । क्‍यों नहीं 
है ? क्योकि आत्मखरूपके कथन 
और  अनात्रप्रतिषेषवाक्यजनित 
' विज्ञानसे मिन्न इसका मानसिक या 
बाह्य कर्तव्यसम्बन्धी कोई दूसरा अर्प 
नहीं हो सकता । विधिकी सफलता 
' वहीँ होती है जहॉ विधिवाक्यके 
श्रवणमात्रसे द्वोनेवाले विज्ञानके सिवा 
कोई अन्य पुरुषग्रबृत्ति भी जानी 
जाय । जैसे “खगेकी कामनावाला 
दर्श-पूर्णमास यज्ञेद्धारा यजन करे” 
इत्यादि वाक्‍्योमें । यहाँ दर्श-पूर्णमास- 
सम्बन्धी विधिवाक्यसे होनेवाला 
विज्ञान ही दर्श-पूर्णमास यज्ञेका 
अनुष्ठान नहीं है; वह तो अधिकारी 
आदिकी अपेक्षासे पीछे होनेवाल है। 


किन्तु “नेति नेति” श्त्यादि 
आत्मप्रतिपादक वाक्योंसे होनेवादे 
विज्ञाकेक सिवा उससे, दर्श-पूर्ण- 


ब्राह्मण ४ | 


शाहूरमभाष्यार्थ 


२०१ 


नई कर "2 2५७. पा 2)2७ "कई 29७. यह, "23%: “आई-स्‍0- «५२२20. 2; नई वि नई 2 


दर्शपू्ण मासादिवत्पुरुषव्यापार 

सम्भवृति । सवेग्यापारोपशमहेतु- 
त्वात्‌ तद्दाक्यजनितविज्ञानस । 
न थुदासीनविज्ञानं प्रवृत्ति- 
जनकप्‌, अब्रह्मानात्मविज्ञान- 
निवर्तकत्वाच्च “एकमेवाहितीयम 
( छा० उ5०६।२। १) “तत्त्व- 
मसि” (छा० उ० ६।८--१६) 


इत्येवमादिवाक्यानाप्‌ू । न च 


तन्िषृत्तो ग्रवृत्तिरुपपद्यते; 
विरोधात्‌ । 


'वाक्यजनितविज्ञानमात्रान्नात्र- 
क्षानात्मविज्ञाननिवृत्तिरिति चेत्‌ 


। “तत्वमसि” ( छा० उ० 

६ | ८--१६ ) “नेति नेति” 
( बृ० 5० २। ३। ६) “आत्मे- 
वेदम” (छा० उ० ७। २५। 
२ ) “एकमेबादितीयम!” ( छा० 
उ० ६।२। १) “ब्रह्मेवेदम- 
मृतम्‌” (मु० उ० २।२। ११) 
नान्‍्यदतोडरति द्र्ष्ट! ( ब्रू० उ० 

२॥।८। ११) “तदेव ब्रह्म 
त्व॑ विद्धि” ( के० उ०१।४ ) 


मना बथओ आस +->. तक जक्‍क्‍कई--- 


मासादिके समान, कोई और पुरुप- 
व्यापार होना सम्भव नहीं है, क्योंकि 
इन वाक्योंसे होनेवाला विज्ञान तो सब 
प्रकारके व्यापारकी निवृत्तिका हेतु 
है| अतः उदासीन विज्ञान प्रवृत्ति- 
का जनक नहीं हो सकता । इसके 
सिवा “एकमेबादिितीयम” “तत््व- 
मसि” इत्यादि वाक्य अभब्रह्म और 
अनातक्मविषयक विज्ञानकी निद्ृत्ति 
करनेवाले भी हैं और उसकी निवृत्ति 
होनेपर प्रवृत्तिका होना सम्भव नहीं 
है, क्योकि अनात्मविज्ञानकी निदृत्ति 
और पुरुषप्रवृत्तिमें विरोध है । 

पूर्व ०-किन्तु वाक्यजनित विज्ञान- 
मात्रसे ही अब्रह्म एवं अनात्मविज्ञान- 
की निद्वत्ति नही हो सकती | 


पिद्धान्ती-ऐसा मत. कहो, 

पोंकि “तू वह है?”, “यह (कार्य) 
आत्मा नहीं है, यह ( कारण ) 
आत्मा नहीं है?”, “यह सब आत्मा 
ही है”, “एक ही भद्वितीय है”, 
“यह अमृत ब्रह्म ही है”, “इससे 
भिन्न कोई द्रष्ट नहीं है”, “उसीको 
तू ब्रह्म जान” इत्यादि वाक्य उस 
( अनात्मप्रतिषेधष ) का ही प्रति- 


इत्यादिवावयानां तद्दादित्वात्‌ । | पोदन करनेवाले है | 


घर्ण्२ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


द्ष्टव्यविधेविषयसमर्पकाण्येता- 


नीति चेत्‌ 
नः अर्थान्तराभावादित्युक्तो- 


त्तत्वात्‌ । आत्मवस्तुस्वरूपसम- 
पेकेरेव वाक्यः “तत््वमसि” 
इत्यादिभिः श्रवणकाल एवं तहद- 
0 विधेर्ना (१ 
शनस कृतत्वाद द्रथ्टव्यविधेना- 
नुष्ठानान्तरं कतेव्यमित्युक्तोत्तर- 
मेतत्‌ । 


प्रवतेत इति चेत्‌ ९ 
न; आत्मवादिवाक्यश्रवणेन 


आत्मविज्ञानसय जनितत्वात्‌-किं 
भो: कृतस्य करणपर्‌ १ तच्छूव- 


णेष्पि न ग्रवर्तत इति चेन्न, 


पूर्व ०-ये तो द्रष्टव्यविधिक विधय- 
को समर्पण करनेवाले हैं । 

पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो; क्योंकि 
इनका अर्थान्तर नहीं हो सकता' 
ऐसा कहकर हम इसका उत्तर 
पहले ही दे चुके हैं । आत्मवस्तुके 
खरूपको समर्पण करनेवाले “तत्त- 
मसि” इत्यादि वाक्योंसे ही उनके 
श्रवणकालमें ही आत्मदर्शन हो 
जानेंके कारण द्वष्टन्यविधिसे कोई अन्य 
अनुष्ठान कत्तैव्य नहीं है--इस 
प्रकार इसका उत्तर पहले ही दिया 


| जा चुका है। 
आत्मखरूपान्वाख्यानमात्रेण | 


आत्मविज्ञाने विधिमन्तरेण न | 


पूर्व ०-किन्तु बिना विधिके केवठ 
आतप्मखरूपके अलुवादमात्रसे ही 
पुरुष आत्मविज्ञाममें प्रदत्त नहीं 
हो सकता । 

पिद्धान्ती-ऐसा नहीं है, क्योंकि 
आत्मविज्ञान तो आत्मवादी वाक्यके 
श्रवणमात्रसे ही उत्पन्न हो जाता है। 
किर किये हुएको करनेका अर्थ ही 
क्या है * यदि कहो कि [ विषिके 
बिना ] पुरुष उसे सुननेमें भी प्रदृत् 
नहीं होता तो यह ठीक नहीं 
है, क्योंकि इससे अनवस्थादोषका 
सा 


अनवस्थाग्नसज्ञात्‌ | यथा आत्म- 
१ 'आत्मा बारे द्रष्टव्य. श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितव्य./ इस वाक्यते 


होनेवाली विधि | 


ब्राह्मण ४ ] शादरभाप्यार्थ २० 
ब्वॉएट: रास) क चर 2 पक बा >-2॥० जक-> 5७४७ नया (2, व्ये>: 7८० व. -: कर नाई 2: नई पान 
वादिवाक्याथेश्रवणे विधिमन्तरेण / प्रकार [ तुम्हारे मतानुसार | पुरुष 

| विधिके बिना आत्मव्रादी वाक्यके 
न प्रवतेते तथा विधिवाक्याथ- | अर्थकों श्रत्रण करनेमें प्रवृत्त नहीं 


5 2020५ है ! होता, इसी प्रकार बह विधिके बिना 
अवणजप [वाधिमन्तरण न पप- | विधिवास्थार्वको श्रवण करनेमें भी 


प्रवत्त नही होगा, इसलिये एक 
दूसरी विधिकी आवश्यकता होगी | 
इसी प्रकार उस विध्यन्तरका अर्य 
श्रवण करनेमें भी अन्य विधिके ब्रिना 
ग्रततज्येत । ; प्रवृत्त नहीं होगा--इस तरह अन- 
| बस्थाका प्रसंग उपस्थित हो जायगा | 
वाक्यजनितात्मज्ञानस्मृतिसं- । पूर्व ०-तो भी श्रवणविज्ञानमात्रसे 
ततेः श्रवणविज्ञानमात्रादर्थान्तर- | वक्‍्यजनित आमक्रज्ञानकी स्मृतिका 
त्वमिति चेत्‌ ९ प्रयाह्द तो दूसरी ही चीज है * 
ने) अथप्राप्त्वात्‌ | यदेवात्म- | पिद्धान्ती-नहीं, वह तो अर्थतः 
प्रतिपादकवाक्यश्रवणाद्‌ आत्म- | भाप्त है | जिस समय भी आत्म- 
प्रतिपादक वाक्यके श्रवणसे आत्म- 
विपयक ज्ञान उत्पन्न होता है उसी 
समय वह उत्पन होनेवाछा ज्ञान 
आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी निद्वत्ति 
करता हुआ ही उत्पन्न होता है; 
तथा आत्मविषयक मिथ्या ज्ञानकी 
निवृत्ति हो जानेपर तजनित अनात्म- 
वस्तुभेदविपयक खाभाविकी स्मृतियाँ 
भी नहीं होतीं । 


इसके सिवा अनात्मवस्तुविषयक 


तिंष्यत इति विध्यन्तरापेक्षा । 


तथा तदथश्रवणेड्पीत्यनचसा | 


विपय॑ विज्ञानप्रुत्पद्यते। तदेव 
तदृत्पच्यमान तद्विपय मिथ्याज्ञानं 
निवतेयदेवोत्पद्यते । आत्मविपय- 
मिथ्याज्ञाननिवृत्तो च तत्प्रभवाः 
स्वृतयों न भवन्ति खाभावि- 
क्योश्नात्मवस्तुभेद्विषयाः । 
अनर्थत्वावगतेथ; आत्माव- 


२०७४ 


बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्वयसकीफ कट कफ नि टफ, का सन ५७ बईए 2, ५ 72%, ८2% बा23% बई<-707% नर >० 


गती हि सत्यामन्यदस्त्वनथत्वे- 
नावगम्यते, अनित्यदुःखाशुद्धचा - 
दिवहुदोषवत्त्वाद्‌ आत्मवस्तुनथ 
तहिलक्षुणत्वात्‌ । तस्मादनात्म- 
विज्ञानस्मृतीनाम आत्मावगतेरभा- 
वग्माप्तिः । पारिशेष्यादात्मेकत्व- 
विज्ञानस्मृतिसन्ततेरथेत.. एव 
भावान्न विधेयत्वम, शोकमोह- 
भयायासादिदुःखदोषनिवर्तकत्वाच् 
तत्स्वते! । विपरीतज्ञानप्रभवों 
हि. शोकमोहादिदोप/ | तथा च 
/तत्र को मोह” (इशा० ७) 
“विद्वान्न॒ विभेति कुतथ्न/ 
(तै०उ०२।९। १) “अमय॑ 
वे जनक प्राप्तोडसि” ( क्षु० उ० 
४।२।४) “मिद्वते हृदय- 
ग्रन्थि/! (मु० उ०२। २। ८) 
इत्यादिश्वतयः | 
निरोधस्तह्मर्थान्तरमिति चेत्‌ । 


-.बलब.+त+त--लनल3ज++-3झ33+ती3-33+नी-+-ीीत....33५ «--ननीनननीयनननननननननमक न नननन++८+नननननननण-य3यण,।नणय3ल।ण।4नथणननीने लीनीनन दस द  घ दीीथतीत:ओ- नस -:इ22ँ€86ँॉ8ँलन्‍-स्‍+++८ 


अथापि स्याचित्तवृत्तिनिरोधस्य 


स्मृतियां अनर्थकारिणी हैं-ऐसा 
बोध हो जानेसे भी उनकी आबृत्ति 
नहीं होती | आत्मज्ञान हो जानेपर 
अन्य वस्तुएँ अनर्थरूपसे ज्ञात होती 
हैं, क्योंकि वे अनित्यता, दुःख एवं 
अशुद्धि भादि अनेकों दोर्षोत्ते युक्त 
हैं और आत्मवस्तु उनसे भिन्न खभाव- 
की है | अत. आत्मज्ञन होनेपर 
अनाक्रविज्ञानजनित.. स्घृतियोंका 
अभाव प्राप्त होता है । अन्ततो गला 
आत्मेकत्वविज्ञानसम्बन्धी. स्मृतिका 
प्रवाह अर्थतः प्राप्त होनेके कारण 
विधिका विषय नहीं है, क्योंकि 
आत्मस्मृति तो शोक, मोह, भय, 
श्रम आदि बहुत-से दु'ख और दोषषों- 
की निवृत्ति करनेवाली है | शोक, 
मोहादि दोष तो विपरीत ज्ञानसे ही 
होनेवाला है | इस विषयमे “उस 
अवस्थामें क्या मोह है?”, “आत्मज्ञानी 
किसीसे भी भय नहीं मानता”, हि 
जनक '! तू निश्चय अमयको ग्राप्त हो 
गया है””, “हृदयकी ग्रन्थि टूट जाती 
है”? इत्यादि श्रुतियाँ प्रमाण हैं । 
पूर्व ०--तथापि. ज्ञानसे मिलन 
निरोध भी तो एक मोक्षका साधन 


है | तात्पय यह है कि वेदवावय- 


वेदवाक्यजनितात्मविज्ञानादर्था- | जनित आत्मविज्ञानसे अर्थान्तर होने 


ब्राह्मण ४ ] 


रस व्यय नि: बहन) अप >्का<2 2 नर 


न्तरत्वात) तन्त्रान्तरेषु च कर्ते- 


व्यतयावगतत्वाद्विधेयत्वमिति 
चेत्‌ | 


न मोक्षुसाधनत्वेनानत् गमात्‌ । 
न हि वेदान्तेषु ब्ह्मात्मविज्ञानादू 
अन्यत्परमपुरुषाथेसाधनत्वेनाव- 
गम्यते । “आत्मानमेवावेत्‌” 
(बू० उ० १ ।|४। १० ) 
“तस्मात्तत्सवेमभवत्‌' ( १। ४। 
१० ) “ब्रक्मविदामोति परम” 
(तै० उ०२। १।१) “स 
यो ह वे तत्परमं त्रह्म वेद द्मोव 
भवति” (म्ु० उ०३। २। ९) 
“आचायवान्पुरुषो वेद” ( छा० 
उ० ६। १४७। २) “तस्य ताव- 
देव चिर्म! (६। १४।२) 
“अमय॑ हि वे ब्रह्म भवति य एवं 
वेद” (ब्रू० उ० ४७ | ४ । २५ ) 
इत्येबमादि श्रुतिशतेभ्यः । 


अनन्यसाधनत्वाच्च निरोधस्थ । 


न ह्ाात्मविज्ञानतत्स्मृतिसन्तान- 


व्यतिरेकेण 


चित्तवृत्तिनिरोधस्य 


साधनमस्ति । अम्युपगम्येदसुक्तम्‌ 


शाइरमभाष्याथे 


२०५ 
८००. ०८२२१ ब्वरिट3- बकर्पिटिक-- बाय 
और शाख्रान्तरमे .[ मोक्षग्राप्तिक 
छिये ] कर्तव्यरूपसे ज्ञात होनेके 
कारण चित्तबृत्तिनिरोषकी विधेयता 
तो है ही । 


सिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक 
नहीं, क्योंकि वह मोक्षके साधनरूपसे 
नहीं जाना जाता । वेदान्तशाब्रेमिं 
ब्रह्मात्मविज्ञनकके सित्रा अन्य कुछ भी 
परमपुरुषा्थकी प्राप्तिके साधनखूपसे 
नहीं जाना जाता; जैसा कि 
“आत्माको ही जाना", “अतः वह 
सर्वरूप हो गया”, “ब्रह्मवेत्त 
परमात्माको प्राप्त कर छेता है”, 
“जो भी उस पखह्मको जानता है 
ब्रह्म ही हो जाता है, 'आचार्य- 
बान्‌ पुरुषकों ज्ञान होता है, 
“उसके लिये तभीतक देरी है 
“जो इस प्रकार जानता है अभय 
ब्रह्म ही हो जाता है?” इत्यादि 
सैकड़ों श्रुतियोंसे सिद्ध हीता है। 


इसके सिवा निरोध भी किसी 
अन्य साधनसे सिद्ध होनेवाला नहीं 
है । अर्थात्‌ आत्मविज्ञान और उसकी 
स्मृतिके प्रवाहके सिवा चित्तदृत्ति- 
निरोधका कोई अन्य सावन नहीं 
है | यह वात भी हम उसे मोक्षका 
साधन मानकर कहते है, चस्तुत 


२०६ 


चुहृदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


आई लटक. किट, बा :28, काल या >:ट कर यहा न फ नई >> ४०. व << 2, व्याई ८० नया: बाई ०723७ बा 372: 


नतु ब्रह्मविज्ञानव्यतिरेकेण अन्य- 
न्मोक्षसाधनमवगम्यते । 
आकाइ्डाभावाच्च भावनाभावः। 
भावनात्रय- यदुक्त यजेतेत्यादों 
खण्डनम कि केन कथम्‌ इति 
भावनाकाड्वायां फलसाधनेति- 
कतेव्यताभिराकाड्डापनयन यथा, 
तद्॒द्हाप्यात्मविज्ञानविधावष्यु- 
पपच्चत इति; तदसत्‌, “एक- 
मेवाह्ितीयम!! (छा० उ० ६। 
२। १) “तत्वतमसि” (छा० 
उ० ६।८--१६ ) 'नेति नेति” 
( बृ० उ० २।३।६ ) “अनन्त- 
रमबाह्मम्‌” (ब्र०उ० २।५। १९) 
“अयमात्मा ब्रह्म” (२।५। १९) 
इत्यादिवाक्यार्थविज्ञाननमकालमेव 
स्वाकाब्भाविनिवृत्तेः । न॒च 
वाक्यार्थविज्ञान  विधिग्रयुक्तः 
भ्रवर्तते, विध्यन्तरप्रयुक्तो चान- 
वस्थादोषप्बोचाम | न च “एक- 


त+-+++_#हत_ैहैललन_नहन. +...हहननू६....न्‍+__-ओकफडटडडफजससक्‍क5_इक्‍७-ऊ 3 लेन नल 


तो त्रह्मविज्ञनके सिवा मोक्षका कोई 
दूसरा साधन जाननेमें ही नहीं 
आता । 

[ अब भावनात्रयका खण्डन 
करते है-] आत्मविज्ञानमें आकाह्डाका 
अभ्ात्र होनेके कारण भात्रनाका 
भी अभात्र है | तुमने जो कहा कि 
यजेत” इत्यादि विधिमें 'किसका, 
किसके द्वारा, किस प्रकार [यजन 
करे )” ऐसी भावनाकी आकाह्ला 
होनेपर जैसे फल, साधन और इति- 
कर्ततैव्यताके द्वारा उस आकाड्डाकी 
निवृत्ति की जाती है उसी प्रकार 
यहां आत्मविज्ञानसम्बन्धी विधिमे 
भी उसका होना सम्भव है, सो 
तुम्हारा यह कथन ठीक नहीं, 


क्योंकि “एकमेवाद्ितीय ब्रह्म, 
] तत्वमसि' १ 4 ६ ज्ञेति नेतिँ हु 
“अनन्तरमबाह्मम?”. “अयमात्मा 


ब्रह्म'” इत्यादि वाक््योकि अर्थका ज्ञान 
होते ही सब प्रकारकी आकाल्लाएँ 
निवृत्त हो जाती हैं । तथा वाक्यार्थके 
ज्ञानमें पुरुष विधिसे प्रेरित होकर 
प्रचनत्त नहीं होता । उसमे विष्यन्तरका 
प्रयोग माननेसे अनवस्था दोष आता 
है--यह हम ऊपर बतला चुके 
है | इसके सिवा “एकमेवाद्वितीय 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइूरभाष्याथ 


२०७ 


बा व्का 32; "का 72%, नई 2723७, "(न कम 3- ब्य>7 29% “(२८29७ वाई<८29%- ७८२५2 ५७ अर 2: ७ पका -:2 2७. 


मेवाहितीयं ब्रह्म” इत्यादिवावयेषु 
विधिखगम्यते । आत्मखरूपा- 
न्वाख्यानेनेवावसितत्वात्‌ । 
वस्तुखरूपान्वाख्यानमात्रत्वा- 
दपरामाण्यमिति चेत्‌ । अथापि 
स्याद्यथा “सोश्रोदीद्दरोदीत्तद्रु- 
द्रस॒ रुद्र॒त्वम” इत्येवमादो 


शक 


वस्तुखरूपान्वाख्यानमात्रत्वादग्रा- 


माण्यम्‌, एयमात्माथवाक्यानाम- 
पीति चेत्‌ १ 
न; विशेषात्‌ । न वाक्य 


वस्त्वन्वाझ्यानं क्रियान्वाख्यानं 
वा ग्रामाण्याप्रामाण्यकारणम्‌, किं 
तहिं? निश्चिफफलवरद्चिज्ञानोत्पाद- 
कत्वम्‌ । तदथनत्रास्ति तत्प्रमाणं 
वाक्यम्‌, यत्र नास्ति तदप्रमाणम्‌ । 

किम भोः पृच्छामस्त्वामू-- 


_आत्मखरूपान्वाख्यानपरेषु 


ब्रह्म” इत्यादि वाक्यीमें विधि देखी 
भी नहीं जाती, क्‍योंकि उनका 
पर्यवसान तो आत्मखरूपके अनुवाद- 
मात्रमे ही हो जाता है । 

पूर्व -वस्तुखरूपके अनुवादमात्र 
होनेसे तो उनकी अग्रामाणिकता 
सिद्ध होती है । अर्थात्‌ जैसे 
“सो5रोदीबदरोदीत्तदुद्रस्य रुद्रत्वम्‌”' 
इत्यादि वाक्योंमे वस्तुके स्वरूपका 
अनुवादमात्र होनेसे उनकी प्रामाणि- 
कता नहीं मानी जाती, उसी प्रकार 
आत्मविषयक वाक्योंकी भी प्रामा- 
णिकता नहीं है---ऐसी बात हो तो ? 

पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि उन अर्थवादवाक्योंसे आत्मार्थ 
वाक्योंकी विशेषता है। वस्तु या 
क्रियाका अनुवाद ही वाकक्‍्यकी 
प्रामाणिकताका अथवा अग्रामाणिकता- 
का कारण नहीं है । तो फिर क्‍या 
है * निश्चि फलवाले विज्ञानको 
उत्पन्न करना। वह जिसमें है वही 
वाक्य ग्रामाणिक है और जिसमे नहीं 
है वही अग्रामाणिक है । 

सो, भाई ! हम तुमसे यह पूछते 
हैं कि आत्मस्वरूपका निरूपण 
करनेवाले वाक्योंसे सफर और 


१ वह ( अम्रि ) रोया और वह जो रोया वही उस रुद्रका रुद्रत्व है । 


२०८ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


्यई<:29७ आई >:2%, नई >:2) व्याई 72% नई 2, "ई८2%- आई: नई २८2 “्याई 2:20 कई <:239, न्याई 4 न्याई 2-2: 


वाक्येषु फलवन्निश्रितं च विज्ञान- 
मुत्पययते, न वा ? उत्पयते चेत्कथ- 
मग्रामाण्यमिति १ कि वा न पश्यत्ति 
अविद्याशोकमोहभयादिसंसारबीज- 
दोषनिबृत्ति विज्ञाफलम । न 
श्रणोषि वा किम “तत्र को मोह; 
का शोक एकत्वमनुपरयतः” 
(ईजा० ७) “भन्त्रविदेवास्मि 
नात्मवित्सोह॑ भगवः शोचामि 
त॑ मा भगवाज्छोकस्य पार॑ तार- 
यतु” (छा० 35० ७। १। ३) 
इत्येवमाद्युपनिषद्वाक्यशतानि ? 
एवं विद्यते कि सोश्रोदीदित्या- 
दिषु निश्चितं फलवच्च विज्ञानम्‌ । 
न चेह्ियतेउस्त्वग्रामाण्यम्‌ । तद्‌- 
प्रामाण:्ये फलवन्निश्चितविज्ञानो- 
त्पादकस किमित्यग्रामाण्य॑ स्यात्‌ 
तदप्रामाण्ये च दर्शपूर्णमासादि- 
वाक्येषु को विश्रम्भः । 


ननु दशपूर्णमासादिवाक्यानां 
पुरुषप्रवृत्तिविज्ञानोत्पादकत्वात्‌ 


आन सस:कसरसकक्नक्‍क्‍तनंरू-+++-+ टंख:,हसछससअस जन नलललअअअ_इइचक्‍चतस इस तक तत*तमायो->-०> न ............95७&5७2«>५ 535 छा 


निश्चित विज्ञान उत्पन्न होता है या 
नहीं ? यदि उत्पन्न होता है तो 
उनकी अप्रामाणिकता कैसे हो 
सकती है ? क्‍या तुम उस विज्ञानका 
अविद्या शोक, मोह और भय आदि 
ससारके वीजभूत दोपोंकी निवृत्तिरूप 
फल नहीं देखते * क्‍या तुम “उस 
अवस्थामें एकत्व देखनेवालेको क्‍या 
मोह और क्या शोक है ””, “| नारद 
कहते हैं--] भगवन्‌ ! वह मैं केवल 
मनत्रवेत्ता ही हूँ, आत्मवेत्ता नहीं हूँ। 
मैं शोक करता हूँ। ऐसे मुझको, 
हे भगवन्‌ | शोकसे पार कर दीजिये” 
इत्यादि प्रकारके सैकडों उपनिषदृ- 
वाक्य नहीं सुनते * क्या 'सो5रोदीव' 
शत्यादि वाक्‍्योंमें इसी प्रकार निश्चित 
और सफल विज्ञान है * यदि नहीं 
है तो भले ही उनकी अग्रामाणिकता 
रहे । उनकी अप्रामाणिकतासे सफल 
और निश्चित विज्ञान उत्पन्न करनेवाले 
वाक्योंकी अप्रामाणिकता क्‍यों होनी 
चाहिये * यदि उनकी अग्रामाणिकता 
मानी जाय तो दर्श-पूर्णमासादि- 
विषयक वाक्यो्मे ही क्‍या विश्वास 
किया जा सकता है * 


पूर्व ०-दर्श-पूर्णमासादि वाक्योंकी 
प्रामाणिकता तो पुरुषप्रवृत्तिसम्बन्धी 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथे 


२०९ 


ग्याद 3 प व्या न्याय थक प्याद>: पक न्याद:>:> प्याद ८, जाय पक, या 22 प्र नाए<>-2 2७ व्याद >>, नया >>, पाए नि डक, 


प्रामाण्यम्‌ । आत्मविज्ञानवाक्येषु 
तन्नास्तीति । 

सत्यमेवम्‌, नेष दोषः । 
ग्रामाण्यकारणोपपत्ते । ग्रामाण्य- 
कारणं च यथोक्तमेव, नान्यत्‌ । 
अलझ्जारथायम, यत्सव॑प्रवृत्तिवीज- 
निरोधफलवदिज्ञानोत्पादकत्वम्‌ 
आत्मग्रतिपादकवाक्यानां नाप्रा- 
साण्यकारणम्‌ । 


यत्तक्तत्‌ “विज्ञाय अज्ञां 
कुर्वीत” (बू० उ० ४७ । ४७ २१) 
इत्यादिवचनानां.. वाक्याथे- 
विज्ञानव्यतिरेकेण उपासनाथे- 
त्वमिति, सत्यमेतत्‌ + किन्तु 
नापूवविध्यर्थता। पश्षे ्राप्त्य 
नियमार्थतिव । 

क॒थ॑ पुनरुपासनस्य पक्षप्राप्तिः 


यावता पारिशेष्यादात्मविज्ञान- 
बू० उ० २७--२८--- 


विज्ञनके उत्पन्न करनेवाले होनेसे है; 
आत्मविज्ञानविषयक वाक्‍्योंमें यह बात 
नहों है | 

सिद्धान्ती-ठीक है, ऐसा ही है; 
किन्तु यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि 
आत्मविज्ञानविषयक वाक्योंमे भी 
प्रामाणिकताका युक्तियुक्त कारण 
उपलब्ध है । ग्रामाण्यका कारण 
तो जो ऊपर बताया गया है वही 
है, दूसरा नहीं । सब प्रकारकी 
प्रवृत्तिके बीजका निरोध जिसका फल 
है-ऐसे विज्ञनका उत्पन्न करनेवाला 
होना तो आत्रमप्रतिपादक वाक्योंका 
भूषण है, यह उनकी अग्रामाणिकता- 
का कारण नहीं हो सकता । 

इसके सिवा यह जो कहा कि 
“आत्माको जानकर तद्विषयक बुद्धि 
करे” इत्यादि वाक्य वाक्यार्थविज्ञानसे 
अलग उपासनाके लिये हैं, सो यह 
तो ठीक है; किन्तु यह अपूर्वविधि 
नहीं हो सकती, बल्कि एक पक्षमें 
प्राप्त होनेवाली उपासनाका नियम 
करनेके लिये ही है। 


पूर्व ०-किन्तु एक पक्षमे उपासना- 
की प्राप्ति कैसे हो सकती है * क्योंकि 
ऊपर यह कहा जा चुका है कि 


२१० 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


न्कक, व्य 2 चिट न: कई म:24८, नई 32% व्यय ब्याह 2; नयाई 27222 व्याई >८22७ चाई<>:-% व्याई>-2पक 


स्मृतिसन्ततिः नित्यैवेत्यभिहितम्‌। 


बाढम) यद्यप्येवम; शरीरारम्भ- 


(४ 
आत्मोपासन- कस्य कमंणो नियत- 
वाक्याना नियम- फलत्वात्‌, सम्प- 
विध्यर्थत्वसाधनम्‌ श्ञानप्राप्तावप्यव- 


श्यम्भाविनी प्रवृत्तिवोड्मनःकाया- 
नाम, लब्धवत्तेः कमंणो बलीय- 
सत्वातशः मुक्तेष्वादिप्रवृत्तिवत्‌ । 
तेन पक्षे प्राप्त ज्ञानप्रवृत्ति- 
दौबेल्यम्‌। तस्मात्त्यागवैराग्यादि- 
साधनबलावलम्बेन आत्मविज्ञान- 
स्मृतिसन्ततिनियन्तव्या भवति, 
न त्वपूर्वां कतेव्या; आप्तत्वादू 
इत्यवोचाम । तस्मात्‌ ग्राप्तविज्ञान- 
स्मृतिसन्ताननियमविषध्यर्थानि 
“विज्ञाय तज्ञां कुर्वीत” इत्यादि- 
वाक्यानि, अन्याथासम्भवात्‌ । 
नन्वनात्मोपासनमिदस्‌ , इति- 


नी नन>त-3---.-नलबलबलन+%..-ँलुठलुलुल.ुलुल्‍लवलुल.लवलुलुलुलललवलुवलवललुुल्‍लल्‍लल्‍क्‍लु.ल्‍ल6०००--नननबननननेनयीनीीनीननीि२ीयनननाकननन-म-मनमममनमनन+ «न मन+ब तिनानानायागाग-नणनणीयणननिीीीणझफ७फअनननननीणयःीयणदणीझदथदथथनथी।यथीथा 


परिशेषतः . आत्मविज्ञानसम्बन्धिनी 
स्मृतिका प्रवाह नित्य प्राप्त ही है | 
पिद्धान्ती-ठीक है, यद्यपि ऐसा 
ही है; तथापि शरीरास्म्मक कर्मका 
फल निश्चित होनेके कारण 
सम्यग्ज्ञानकी ग्राप्ति हो जानेपर 
भी वाणी, मन और रारीरकी चेष्ट 
अवश्यम्माविनी ही है, क्योकि जो 
कम फलोन्मुख हो चुका है वह तो 
छूटे हुए बाण आदिकी प्रइत्तिके 
समान अधिक बल्वान्‌ है ही। 
अतः एक पक्षमें ज्ञानप्रवृत्तिकी 
दुर्बलता ग्राप्त होती है । अतः त्याग- 
वैराग्यादि साधनोंके बलका आश्रय 
लेकर आत्मविज्ञानस्मृतिके ग्रवाहका 
नियमन ही करना होता है, उसे अपूर्व- 
रूपसे नहीं करना पड़ता, क्योंकि 
हम कह चुके हैं कि आत्मज्ञान होनेपर 
वह ग्राप्त है ही | अतः “विज्ञाय प्रज्ञा 
कुर्बीत”” इत्यादि वाक्य प्राप्त विज्ञानकी 
स्वृतिके प्रवाहकी नियमविधिके लिये 
ही हैं, क्योंकि उनका अन्य अर्थ 
होना असम्भव है । ह 
पूर्व ०-किन्तु आत्मा” शरब्दके 
आगे (इति' शब्दका प्रयोग होनेसे 


शब्दअयोगात्‌ ; यथा ग्रियमित्ये- | यह् अनात्मोपासना जान पडती है। 
१५ अर्थात्‌ आत्मश्ञानसे अनात्मचिन्तनकी निबृत्ति हो जानेपर अन्तर्मे । 


ब्राह्मण ४ | 


शाडू रभाष्याथे 


२११ 


ब्कर2४ नई 272) नह २27 नाई ८2% पक 2724८ यह :2स्‍% या 3: च्याई (२), यहा: >> ऋ. च्याए 72: बाई 23%, चने: पक. 


तदुपाप्तीत' इत्यादों न प्रियादि- 
गुणा एवोपाया॥ कि तहिं? 
प्रियादिशुणवत्माणाधेवोपायम्‌ ; 
तथेहापि इतिपरात्मशब्दप्रयोगादू 
आत्मगुणवदनात्मवस्तृपास्यमिति 
गम्यते । 


आत्मोपासत्ववाक्यवैलक्षण्यात्र, 


परेण च वक्ष्यति--“आत्मानमेव 
लोकएछुपासीत” (१।४॥। १५) 
इति | तत्र च वाक्ये आत्मेवो- 
पाष्त्वेनाभिग्रेतो द्वितीयाश्रवणा- 
दात्मानमेवेति | इह तु न द्वितीया 
श्रूयते | इतिपरथात्मशब्दः आत्मे- 
त्येवोपासीत' इति । अतो नात्मो- 


पास्य आत्मगुणश्रान्य इति त्वव- 


गम्यते । 


जिस प्रकार 'प्रियमित्येतदुपासीत' 
इत्यादि वाक्यमिं प्रियादि गुण ही 
उपास्य नहीं हैं; तो फिर कौन 
उपास्य है * प्रियादि गुणवान्‌ 
प्राणादि ही उपास्य हैं, उसी प्रकार 
यहाँ भी इति' जिसके आगे है ऐसे 
आत्मा? शब्दका प्रयोग होनेसे यही 
जान पडता है कि आत्माके समान 
गुणोंवाली अनात्मवस्तु ही उपास्य है । 


इसके सिवा आत्मोका उपास्यत्व 
बतलानेवाले वाक्यसे इसकी विलक्षणता 
होनेके कारण भी यह वाक्य 
भनात्मोपासनसम्बन्धी ही है। आगे 
श्रुति कहेगी “ओत्मानमेव छोक- 
मुपासीत ।” वहों इस वाक्यरमे 
उपास्यछूपसे भ्षात्मा ही अभिगप्रेत है, 
क्योंकि आत्मानमेव इस प्रकार 
आत्मानम! पदमे वहाँ द्वितीया 
सुनी जाती है; किन्तु यहाँ द्वितीया 
नहीं सुनी जाती और “आत्मेत्येवो- 
पासीत' इसमें आत्मा” शब्दके आगे 
इति' भी है। अतः यही ज्ञात 
होता है कि “यहाँ आत्मा' उपास्य नहीं 
है, अपि तु आत्माके समान गरुणवाल 
उससे मिन्न--अनात्मा ही उपास्य 


है] 


न-+«-«५«-«>-न-मम-म-पान3 ५०34». 


१. यह प्रिय है--इस प्रकार उपासना करे । 
२. “आत्मा? रूप ही लोककी उपासना करे । 


श१२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
जे, बाई 72%, 22० नई 2 न्काक, नई 2 बाई 32 जे, वाई: ०-2 ०2% व 72, 
न; वाक्यशेष आत्मन उपा-|  तिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
स्थत्वेनावगमात्‌ । अस्थैव | क्योंकि वाक्यशेपमे आत्मा ही उपास्य- 
वाक्यस्य शेषे आत्मैवोपास्यत्वेनाव- | रूपसे जाना गया है । इसी वाक्यके 
गम्यते--“तदेतत्पदनीयमस्य | अन्तमें उपास्यरूपसे आत्मा ही जाना 
सर्वेय यदयमात्मा* (द्यृ० उ० | जाता है, यथा--“यह जो आत्मा 
१]॥४।७) “अन्तरतर॑ यदय- | है वही इस सम्पूर्ण जगत्‌का प्राप्तव्य 
मात्मा' (बृू०उ० १।४।८) है” “यह जो आत्मा है अन्तर- 
“आत्मानमेवादेत” (१।४। | तर है”, “आत्माहीको जाना” 
१० ) इति । | इत्यादि । 
प्रविश्स्य दशनप्रतिषेघादलु- | शरई०-किन्तु [ शरीरके भीतर ) 


हे , | अविष्ट आत्माके दर्शनका प्रतिषेध 
पास्यलमिति चेत्‌ | यस्यात्मनः होनेसे तो उसका अनुपास्यत्व सिद्ध 


् स्यैव्‌ (७ ७५ 

प्रवेण उक्तः ते दशन | होता है। जिस आत्माका प्रवेश 
वार्यते “तं॑ नपश्यन्ति” (9 । ३ | | बतछाया गया है उसीके दर्शनका 
२३ ) इति प्रकृतोपादानात्‌ | | त॑ न पर्यन्ति” इस वाक्यके 


तस्मादात्मनोज्लुपास्यत्वमेवेति | 7 पंदसे अहण करके निषेष 
चेत्‌ ६ करते हैं। अतः आत्माका अबु- 


पास्यत्व ही सिद्ध होता है । 
” न, अक्ृत्त॒त्वदोषात्‌। दर्शन- | फिद्धान्ती-यह् बात नहीं है, 
वह तो असम्पूर्णतारूप दोषके कारण 
है । अर्थात्‌ आत्माके दर्शनका 
प्रतिषिष तो उसमें असम्पूर्णतारूप 
े दोषके अमभिग्रायसे है, आक्ाके 
नात्मोपास्यत्वप्रतिषेधाय | ग्राण- | उपस्थलका प्रतिषेध करनेके अभि- 
प्रायसे नहीं है, क्योंकि प्राणनादि 
_नादिक्रियाविशिष्टस्वेन विशेष- | क्रियाविशिष्टल्वसे उसे विशेषित किया 


१. उसे नहीं देखते । 








ग्रतिषेधो5कृ खत त्वदोषाभिग्रायेण 


प्रान्‍्मण ४ | 


शाउरभाप्यार्थ 


श्श्३ 


कक व्यक >- ७ आकर जा 2-3७ व्या<--..80 व्यर्: न्यू. कक जया “: ८ जया “22%, जाई“: प्या-2प%, चाई>:23 


णात्‌ । आत्मनश्रेद॒पास्यत्वमन- 
भिग्रेत॑ं प्राणनाय्रेकेकक्रियाविशि- 
एस्यात्मनो5कृत्सतत्ववचनमनथक॑ 
स्पात्‌ “अुृत्ल्रों झेपो्त एकेकेन 
भवति” (१।४।७) इति। 
अतोष्नेकेकविशिष्स्त्वात्मा कृत्ख- 
त्वादुपास्थ एवेति सिद्धम्‌। 
यस्त्वात्मगब्द्स्य. इतिपरः 
प्रयोग. आत्मशब्दप्रत्यययोः 
आत्मतत्वस्प परमार्थतो5विपय- 
त्वज्ञापनाथम्‌ | अन्यथा आत्मान- 
मुपासीतेत्येवमवक्ष्यत्‌ । तथा 
चार्थादात्मनि शब्दगत्ययावनु- 
ज्ञाता स्याताप;। तच्ानिष्टम, 
/नेति नेति” (२।३।६) 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात” 
(२।४ | १४७) “अविज्ञातं 
विज्ञाठ” (३।८। १२ ) “यतो 
वाचो निवतन्ते अग्नाप्य मनसा 
सह” ( तैे० उ० २।४। १) 
इत्यादिश्रुतिभ्य/ | यत्तु “आत्मा- 


गया है | यदि आत्माका उपास्थत्व 
अभिग्रेत न होता तो “अक्ृत्स्नो 
होपोडइत एककेन भवति”” इस वाक्यसे 
प्राणनादि एक-एक क्रियासे विशिष्ट 
आत्माकी असम्पूर्ण बतलाना व्यर्थ 
होता । अतः यह सिद्ध होता है कि 
जो एक-एक क्रियासे विशिष्ट नहीं है 
वह आत्मा तो पूर्ण होनेके कारण 
उपास्य ही है । 

तथा आत्मा' शब्दका जो उसके 
आगे इति' शब्द लगाकर प्रयोग किया 
गया है वह आत्मतत्तको परमार्थतः 
आत्मशब्द और आत्रप्रत्ययका अविषय 
सूचित करनेके लिये है । नहीं तो 
श्रुति 'आत्मानमुपासीत'--आत्माकी 
उपासना करे--ऐसा ही कहती । ऐसा 
कहनेपर आत्मामे स्वतः ही आत्म- 
शब्द और आत्मग्रत्ययकी विषयता अनु- 
मोदित हो जाती और ऐसा होना “यह 
नहीं है, यह नहीं है'', “अरे मैत्रेयि ! 
विज्ञाताको किससे जाने”, “वह [स्वय] 
अविज्ञात [ किन्तु दूसरोंका ] विज्ञाता 
है” “जहोंसे वाणी उसे न पाकर 
मनके सहित छीठ आती है?” इत्यादि 
श्रुतियोके अनुसार इष्ट नहीं है । और 


नमेव लोकमुपासीत'” ( १॥ ४७ । | “आत्मारूप ही छोककी उपासना करे”? 
१. अतः एक-एक क्रियासे विशिष्ट होनेके कारण यह असम्पूर्ण ही होता है । 


२१७४ 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


आई. क व्याद:>-० 2 न्या६ 2-2: न्यद:-2% नहाई:-:2 2७ व्याई:-%- नया :2)७ न्याई 2-2 % व्याई<2:2:%- न्याई 2 नई ०:29, न २2), 


१५ ) इति तदनात्मोपासनग्रस- 


ज्भरनिवृत्तिपरत्वान्न वाक्यान्तरम्‌ | 
अनिन्वतत्वसामान्यादात्मा 
कथमालैवो-. शातव्यो3्नात्मा च। 


् तत्र कस्मादात्मो- 
पासने एवं यत्र आखीयते “आ- 


त्मेस्येवोपासीत/” इति नेतरविज्ञान 


इति ६ 
अन्नोच्यते--तदेतदेव ग्रकृत॑ 


पदनीय॑ गमनीय॑ नान्यत्‌ । अस्य 
स्व॑स्येति निर्धारणार्था पृष्ठी। 
अस्मिन्‍्सवेस्मिन्नित्यथः । यदय- 


मात्मा यदेतदात्मतच्म्‌ । 

कि न विज्ञातव्यमेवान्यत्‌ ! 
न; किं तहिं ? ज्ञातव्यत्वेजपि न 
पृथज्ञानान्तरमपेक्षण्.. आत्म- 
जश्ञानात्‌ । कस्मात्‌ $ अनेनात्मना 
ज्ञातेन हि. यस्मादेतत्सवंमनात्म- 


जातम्‌ अन्यचत्तत्सवे समस्तं वेद 
जानाति । 


ऐसी जो श्रुति है वह अनात्मोपासन- 
के प्रसगकी निवृत्ति करनेवाली होनेसे 
कोई भिन्न प्रकारका वाक्य नहीं है | 
पूर्व ०-किन्तु पूर्णतया ज्ञात न 
होनेमें समान होनेके कारण तो आत्मा 
और अनात्मा दोनों ही ज्ञातव्य हैं । 
फिर इनमेंसे “आत्मेत्येवोपासीत”” इस 
वाक्यके अनुसार आत्मोपासनामें ही 
यत्ञ करनेकी आस्था क्‍यों की जाय, 
अनात्मोपासनामें क्‍यों नहीं ? 


पसिद्धान्ती-इसपर हमारा कथन 
है कि इन सबमें यह प्रकृत आत्मा ही 
पदनीय---गन्तव्य है, अन्य (अनात्मा) 
नहीं । “अस्य स्वस्थ इन पदोंमें 
निश्चयाथिका षष्ठी है, इसका तात्पर्य 
'अस्मिन्‌ स्वेस्मिन्‌! ( इस सबमें ) 
ऐसा है । “यदयमात्मा” अर्थात्‌ यह 
जो आत्मतत्तत है [ वह सकें 


गन्तव्य--ज्ञातव्य है ]। 
| 


तो क्‍या अन्य ज्ञातव्य ही नहीं 
है £ ऐसी बात नहीं है। लो क्‍या 
है *---वह ज्ञातव्य होनेपर भी उसे 
आक्मज्ञानसे भिन्न किसी ज्ञानान्तरकी 
अपेक्षा नहीं है । क्‍यों नहीं है * 
क्योकि इस आत्माके जान डेनेपर ही 
अन्य जो कुछ अनात्मजात है उस 
सभीको पुरुष जान लेता है । 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


र्श्५ 


बकरे: या >:2:७, यहा -2%- प्यार: >०24%- "यही ०:20. चाह 2:0७. नहाई 2:32, यह ०८2 नकाईे<: 22% व्यदर 272७ व्यास नका >:2ऋ"- 


नन्वन्यज्ञानेनान्यन्न ज्ञायत 
इति | 
अस्य परिहा' दुन्दुम्यादि- 


ग्रन्थेन वक्ष्यामः । क॒र्थ॑ पुनरेतत्‌ 
पदनीयमित्युच्यते-यथा ह वे 


लोके पदेन, गवादिखुराह्लितो | 


देशः पदमित्युच्यते तेन पदेन/ 
नष्ट विवित्सितं पशुं पदेनान्वेष- 


पूर्व ०-किन्तु अन्य पदार्थके ज्ञनसे 
दूसरेका ज्ञान तो हुआ नहीं करता। 
सिद्धान्ती-इसका निराकरण हम 
दुन्दुभ्यादि ग्रन्थसे करेंगे। किन्तु 
यह आत्मा पदनीय ( गमनीय ) 
किस प्रकार है ! सो बतछाया जाता 


है---जिस प्रकार छोकमें पदसे--- 


गौ आदिके खुरसे अद्जित देश पद! 
कहा जाता है, उस पदसे-- 
उस पदके द्वारा खोजनेवाला पुरुष 
जिसको पाना अभीष्ट है ऐसे खोये 
हुए पश्ुुको पा लेता है उसी 


माणोअ्लुविन्देछममेत। एवमात्मनि | अकार आत्माके प्राप्त हो जानेपर 


लब्घे सर्वमनुलभत इत्यथः । 
नन्वात्मनि ज्ञाते सर्वमन्य- 


ज्ञायत इति ज्ञाने अरृते, कर्थ॑ 


लाभोष5्प्रकृत उच्यत इति ९ 


न; ज्ञानलामयोरेकार्थत्वस्य 
शानलामयेरे- विवक्षितत्वात्‌ू । 


कार्यत्वन्‌ 


नमेव, 


आत्मनो द्यलाभोछज्ञा-। (त्माका अछाम है, 
तस्माज्ज्ञानमेवात्मनो | आत्माका व्यमर है, 


पुरुष सभी पा लेता है-ऐसा इसका 
तात्पय है । 

पूर्व ०-किन्तु आत्माको जाननेपर 
अन्य सबको जान लेता है? इस प्रकार 
यहाँ ज्ञानका प्रसंग होनेपर [ 'भनु- 
विन्देत” इस पदसे ]) जिसका कोई 
प्रसंग नहीं है उस लाभकी बात 
क्यों कही जाती है ! 

चिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
क्योकि ज्ञान और छाम इनकी 
एकार्थता ही विवक्षित है । अज्ञन ही 
अंत' ज्ञन ही 


अनात्मलानके 


लाभ, नानात्मलाभवदमप्राप्तप्राप्ति-- समान आत्मलान अम्राप्तकी प्राप्ति 


2१६ 


बृहदारण्यकोी पनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


कर, कक, बन, किट कर नाई बाप नई 229 ८०:2७ "८-4. “यार: 2 व्य:2:- ७० आई: 


लक्षण आत्मलाभ), लब्धूलब्ध- | होना नहीं है, क्‍योंकि यहाँ लाभ 


व्ययोभेंदाभावात्‌ । यत्र ह्ात्म- 
नोध्नात्मा लब्धव्यों भवति, 
तत्रात्मा लब्धा, 
ध्नात्मा | स चाम्राप्त उत्पाद्यादि- 


क्रियाव्यवहितः  कारकविशेषो- 
पादानेन. क्रियाविशेषजप्नत्पाद्य 
लब्धव्यः । 


स त्वश्राप्तप्राप्िलक्षणो5नित्य ५ 
मिथ्याज्ञानजनितकामक्रियाप्रभव- 
त्वात्‌। खप्ने पुत्रादिलाभवत्‌ । 
अय॑ तु तह्ििपरीत आत्मा। आत्म- 
त्वादेव  नोत्पाद्यादिक्रियाव्यव- 
हितः । नित्यलब्धखरूपत्वेजपि 
सत्यविद्यामात्र व्यवधानम्‌ | यथा 
गृह्ममाणाया अपि शुक्तिकाया 
विपयेयेण रजतामासाया अग्रह् 
विपरीतज्ञानव्यवधानमात्रम) तथा 


ग्रहणं ज्ञानमात्रमेव, विपरीतज्ञा- 
नव्यवधानापोहार्थस्वाज्ञानय । 


करनेवाले और लच्घ होनेवाली वस्तुमें 
कोई भेद नहीं है । जहाँ अनात्मा- 
आत्माका लब्धव्य होता है वहॉ ही 


लब्धव्या- | आम्ा रुब्या और अनात्मा रुचब्य 


होता है | वह अग्राप्त अर्थात्‌ 
उत्पाद्यादि क्रियांसे ब्यवहित होता 
है तथा कारकविशेषके उपादानसे 
क्रियाविशेषकोी उत्पन्न करके उसे 
प्राप्त करना होता है | 


वह अनात्मछाभ तो भिध्या ज्ञान- 
जनित काम और क्रियासे उत्पन्न 
होनेवाछा होनेके कारण स्पप्रमे 
पुत्रादिद्ञामके समान भप्राप्तप्राप्तिरूप 
और अनित्य होता है; किन्तु यह 
आत्मा तो उससे विपरीत स्वभाववाला 
है | आत्मा ही होनेके कारण यह 
उत्पाद्यादि क्रियासे व्यवहित नहीं 
है । नित्यप्राप्तस्वरूप होनेपर भी 
अविया ही उसका व्यवधान है। 
जिस प्रकार विपरीत ज्ञानवश रजत- 
रूपसे भासनेवाली गृह्ममाण शुक्तिका 
( सीप ) का अग्रहण विपरीत 
ज्ञानरूप व्यवधानवाला ही है 
तथा ज्ञान ही उसका ग्रहण है, 
क्योंकि वह ज्ञान विपरीत ज्ञानरूप 
व्यवधानकी निद्धत्ति करनेवाल है । 


त्राह्मण ७ ] 


शाहरभाष्याथे 


२१७ 


का: च्ा->- 2 जाई ८2) प्याए>- 2७ चक:> ७, नया ०2% व्क(०: व्याई ८ नया > , बहा >> फ व्याई न कर 


एवमिहाप्यात्मनो3्लाभोजविद्या- 
मात्रव्यवधानम्‌ । तस्मादियया 
तदपोहनमात्रमेषच लाभो नान्‍्यः 
कदाचिद्प्युपपय्यते । तस्मादा- 
त्मलामे ज्ञानादर्थान्‍्तरसाधनस्य 
आनर्थक्य॑ वक्ष्यामः । तस्मान्नि- 
राशइमेव ज्ञानलाभयोरेकाथेत्व॑ 
विवक्षत्नाह--ज्ञानं प्रकृत्य, अनु- 
विन्देदिति । 
त्वात्‌ | 


विन्द तेलामार्थ- 


गुणविज्ञानफलमिदमुच्यते-- 
उपासनफल्ण,. मी नाम 
रूपालुग्रवेशेन खूया- 

तिं गत आत्मेत्यादिनामरूपाम्यां 
प्राणादिसंहतिं च छोक॑आपतवा- 
नित्येव यो वेद, स कीति 
ख्याति छोक॑ च सद्वतमिष्टेः 
सह विन्दते लभते । यद्वा यथोक्तं 
पस्तु यो बेद मुमक्षूणामपेक्षितं 


| 


इसी प्रकार यहाँ भी आत्माका अलाभ 
अचिद्यामात्र व्यवधानवाला ही है । 
अतः विद्यासे उसे दूर कर देना ही 
आत्माका लाभ करना है; इसके सिवा 
और किसी प्रकारका आत्मलाम होना 
कभी सम्भव नहीं है । इसीसे आत्म- 
लाभमें हमने ज्ञानसे मिन्न किसी अन्य 
साधनकी व्यथता बतलायी है | अतः 
ज्ञन! और 'छाभ! इन दोनोकी 
एकार्थतामें कुछ भी शका नही है--- 
यह बतलानेकी इच्छासे ही श्रुतिने 
ज्ञानका प्रकरण उठाकर “अनुविन्देत्‌” 
( छाभ करता है ) ऐसा कह है, 
क्योकि [तुदादिगणपठित लकारानु- 
बन्धी ] 'विद्‌! घातुका अर्थ लाभ है । 


इस गुणविज्ञानकका यह फल 
बतलाया जाता है--जिस प्रकार 
यह आत्मा नाम-रूपके अनुप्रवेशसे 
ख्यातिको तथा आत्मा इत्यादि नाम- 
रूपोकिे कारण प्राणादिसंघातरूप 
कोक ( इष्टजनोंके समागम ) को 
प्राप्त हुआ है उसी प्रकार जो ऐसा 
जानता है वह ख्याति --कीर्ति और 
छोक--इष्जनोके साथ समागम लाभ 
करता है । अथवा जो उपर्युक्त वस्तु- 
को जानता है वह मुमुक्षुओंके अपेक्षित 


२१८ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
कक, बिक ८ 2 फ, जन ४ यह 32%, आई 22%, बह: ने: या 22) व्याई:<:. 2७ "्या "डक व्याई ६८, 


कीर्तिशब्दितमैक्यज्ञानं. तत्फलं | कीर्ति! शब्दसे कहे जानेवाले ऐक्य- 
ज्ञान और उसके फल “छोक' अब्दसे 

लछोकशब्दितां मुक्तिमामोतीति | कही जानेवाली मुक्तिको प्राप्त करता 
है । अथोत्‌ उसे आक्तज्ञानका मुख्य 

मुख्यमेव फलम्‌ ॥ ७॥ फल ही प्राप्त हो जाता है ॥७॥ 


निरतिज्ञय प्रियरूपसे आत्माकी उपासना 
कुतथ्रात्मतक्वमेव॒ज्ञेयमना- । किन्तु और सबकी उपेक्षा करके 
/ हत्यान्यदित्याह-- आत्मतत्त्त ही क्‍यों जाननेयोग्य है 
इसपर श्रुति कहती है--- 
तदेतत्पेयः पुन्नात्पेयो वित्तात्मेयोपन्यस्मात्सवस्मा- 
दन्तरतरं यद्यमात्मा | स योषन्यमात्मनः प्रिय ब्॒वाणं 
बयात्मियं रोत्स्यतीतीश्वरो ह तथैव स्पादात्मानसेव प्रिय- 
मुपासीत । स य आत्मानमब प्रियम्रपास्ते न हास्य प्रियं 
प्रमायुक॑ भवति ॥ <॥ 

वह यह आत्रतत्त्व पुत्रसे अधिक प्रिय है, धनसे अधिक प्रिय है, 
और अन्य सबसे भी अधिक प्रिय है, क्योंकि यह आत्मा उनकी अपेक्षा 
अन्तरतर है । वह जो आत्रप्रियदर्शी है यदि आत्मासे भिन्न ( अनात्मा ) 
को प्रिय कहनेवाले पुरुषसे कहे कि तिरा प्रिय नष्ट हो जायगा' 
तो वैसा ही हो जायगा, क्योंकि वह समर्थ होता है। अतः आत्मा-रूप 
प्रियकी ही उपासना करे । जो आत्मा-रूप प्रियकी ही उपासना करता 

है उसका प्रिय अत्यन्त मरणशील नहीं होता ॥ ८॥ 


- तदेतदात्मतत्तं प्रेयः प्रियतरं | वह यह आत्मतत्त पुत्रसे प्रेय-- 
पुत्रात्‌। पुत्रों हि लोके प्रियः | प्रियतर है | छोकमें पुत्र प्रियरूपसे 


- ब्राह्मण ४ ] 


शाइरमभाष्या्थ 


२१०९ 


बाई 23% व ->:2/% नहा 2) यह 2७ न्याइ 2 नये: 0७ न्याय, ब्याई ८2७, व्यह- % व्याई 2:24 व्यो>+2 9, पाई 272 


प्रसिद्धस्तस्मादपि प्रियतरमिति 
निरतिशयप्मियत्व॑ दशेयति । तथा 
वित्ताद्धिर्यरत्रादेः, तथा अन्य- 
स्मायचल्लोके प्रियत्वेन प्रसिद्ध 
तस्मात्सवेस्मादित्यथेः । 
तत्कस्मादात्मतत्वमेव॒प्रिय- 


तर॑ न ग्राणादि ६ इत्युच्यते-- 
अन्तरतरंबाह्यात्पुत्रवित्तादेः प्राण- 
पिण्डसम्ुदायों ह्यन्तरो्म्यन्तरः 
सनब्निकृष्ट आत्मनः । तस्मादप्य- 
न्तरादन्तरतरं यदयमात्मा यदे- 
तदात्मतत्वम्त । यो हि छोके 
निरतिशयप्रियः स॒ सर्वग्रयत्नेन 
लब्धव्यो भवति । तथायमात्मा 
स्वेलीकिकप्रियेम्यः प्रियतमः । 
तस्मात्तक्लाभे महान्यत्न आस्थेय 
इत्यथ, कतंव्यताग्राप्तमप्यन्य- 


प्रियलाभे यत्रमुज्यित्वा । 
कस्मात्पुनः आत्मानात्मग्रिय- 


प्रसिद्ध है, आत्मा उससे भी प्रियतर 
है, ऐसा कहकर श्रुति उसका 
निरतिशय प्रियत्व प्रदर्शित करती है । 
तथा वह धन यानी सुवर्ण-रक्ादिसे 
ओऔर लोकमें जो प्रियरूपसे प्रसिद्ध 
है उस और सबसे भी प्रियतर है । 


किन्तु यह क्‍या बात है कि 
आत्मतत्त्व ही प्रियतर है, ग्राणादि 
नहीं हैं ऐसा प्रश्न होनेपर कहते 
हैं---यह अन्तरतर ( अत्यन्त समीप- 
वर्ती ) है। पुत्न-धन आदि बाह्य 
पदार्थोकी अपेक्षा प्राण और पिण्ड- 
समुदाय अन्तर--अभ्यन्तर अथौत्‌ 
आत्माका समीपवर्ती है और उस 
अन्तरसे भी अन्तरतर यह जो आत्मा 
अथात्‌ आत्मतत्त है वह है | लोकमें 
जो सबसे बढकर प्रिय होता है वह सर्वे 
प्रयक्षद्वारा प्रापतव्य होता है, तथा यह 
आत्मा समस्त लौकिक प्रिय पदार्थेसि 
प्रियतम हैं; अतः अभिप्राय यह है. 
कि अन्य प्रिय पदार्थोकी प्राप्तिके 
लिये यदि कोई यत्न अवश्यकत्तेन्यता- 
रूपसे ग्राप्त हो तो भी उसे छोड़कर 
आत्माकी प्राप्तिके लिये ही महान्‌ 
यत्ष करना चाहिये | 

इसका क्या कारण है कि यदि 


आत्मा और अनात्मा इन दो प्रिय 


योरन्यतरभ्रियहानेन इतरप्रियो- | पदार्थोमेंसे किसी एक प्रिय पदार्थका 


२२० 


वृह्दारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय रै 


न फिटिफ वि फ करिट टेक या ये क न ट फक चाह 22% च्याई: 70... आई ०729७, न्यई सटटफ व्यइ<-238 नाई 2-4 जा >7 


पादानप्राप्ती आत्मग्रियोपादानेने- ' 


बेतरहानं क्रियते न विपयेया 
इत्युव्यते--स यः कश्रिदन्यमना- 
त्मविशेष॑पुत्रादिक॑ प्रियतर- 
मात्मनः सकाझ्ादू ब्रुवा्ण बूया- 
दात्मग्रियवादी । किम्र्‌ $ प्रिय॑ 
तवाभिमतं पृत्रादिलक्षणं रोत्स्प- 


रण ग्राणसंरोध॑ [० जी. 5 ] 
त्यावरणं आणसंरोध॑ आप्स्यति | ' (पल पदार्थ 'रोल्यतिः--आवरण 


विनडक्ष्यतीति । स कस्म्रादेव॑ 
ब्रवीति १ यस्मादीश्वरः समथः 
पयाप्तोज्सावेवं ववतुं ह यस्मात्त- 
स्मातथेव॒स्याघत्तेनोक्त॑ ग्राण- 
संरोध॑ ग्राप्स्यति । यथाभूतवादी 
हि सः तस्मात्स इश्वरो वक्तुम। 


इंश्वरब्दः .प्षिप्रवाचीति 
फेचित्‌। भवेद्यदि प्रसिद्धिः स्थात्‌। 
तस्मादुज्ित्वान्यत्पियमात्मानमेव 
प्रियश्यपासीत । 


त्याग करनेपर ही दूसरे प्रिय पदार्थकी 
प्राप्ति होती हो तो आत्मा-रूप प्रियको 
ग्रहण करके अनात्माका ही त्याग 
किया जाता है, इसके विपरीत नहीं 
किया जाता * ऐसा प्रश्न होनेपर 
कहते हैं---वह जो आत्मप्रियवादी है 
यदि किसी दूसरे यानी पुत्रादि अनाव्म- 
विशेषकोी आत्माकी अपेक्षा प्रिय- 
तर वतलानेवालेसे कहे--क्या कहे 
यही कि तेरा प्रिय यानी पुत्रादिरूप 


यानी प्राणसंरोधको प्राप्त हो जायगा 
अथात्‌ नष्ट हो जायगा ।? ऐसा 
वह ॒ क्यों कहेगा ? क्‍योंकि वह 
ऐसा कहनेमें ईश्वर अथात्‌ समर्थ-- 
पर्याप्त है, क्योकि ऐसा है, इसलिये 
बैसा ही होगा । यानी उसने जैसा 
कह्म है वह प्राणसंरोधको प्राप्त हो 
जायगा । क्योकि वह यथार्थवादी 
है, इसलिये ऐसा कहनेमें समर्थ है । 


किन्हींका मत है कि ईश्वराँ 
रच्द क्षिप्र ( शीघ्र ) इस अर्थमें है। 
किन्तु यदि ऐसी ग्रसिद्धि होती तो यह 
अर्थ हो सकता था । अतः अन्य प्रिय 
पदार्थोंको छोड़कर आत्मा-रूप प्रियकी 
ही उपासना करनी चाहिये | 


त्राह्मण ४ ] 


शाइरभाप्याथ॑ 


२२१ 


का > ० न“ जहा "तक जाए? चाय 2७ २ :>7-स्‍% चर 2.0७, नया ८2% ब्या <:, व 2, व्यास पक व: 


स य आत्मानमेव प्रियमनुपारते 
आत्मेव प्रियो नान्योड्स्तीति 
प्रतिपयतेष्न्यल्लीकिक प्रियमप्य- 
प्रियमेवेति निश्चित्य उपास्ते 
चिन्तयति, न हास्येवंबिदः प्रिय॑ 
प्रमायुक॑ग्रमरणशील भवति | 

नित्यानुवादमात्रमेतत्‌ , आत्म- 


विदोउन्यस्य ग्रियस्थाश्रियस्य 
चामावात्‌ । आत्मग्रियग्रहणस्तु- 
स्थर्थ वा प्रियगुणफलविधानाथ 


शक 
था मन्दात्मदशिनः । ताच्छील्य- 


जो पुरुष आत्मा-रूप प्रियकी ही 
उपासना करता है अथात्‌ आत्मा ही 
प्रिय है, और कोई पदार्थ नहीं-- 
ऐसा जानता है, दूसरे छौकिक पदार्थ 
प्रिय होनेपर भी अप्रिय ही है--- 
ऐसा निश्चय करके उपासना यानी 
चिन्तन करता है उस इस प्रकार 
उपासना करनेवालेका प्रिय प्रमायुक- 
प्रकूटतया मरणशील नहीं होता । 

आकवेत्ताकी इश्मि तो किसी 
अन्य प्रिय या अप्रियकी सत्ता ही 
नहीं है, इसलिये यह नित्य वस्तुका 
अनुवादमात्र है | अववा यह कथन 
आत्रप्रियग्रहणकी स्तुतिके लिये है। 
या जो अदृढ आत्मज्ञानी है उसके 
लिये प्रियगुणविशिष्ट. आत्माकी 
उपासनाका फल बतलानेके लिये है, 
क्योंकि 'प्रमायुक' इस पदमे “उक 
यह ताच्छील्यप्रत्यय ग्रहण किया 
गया है॥ ८॥ 


अत्ययोपादानात्‌ ॥ ८॥ | 
ब्रद्मके स्वरूप होनेके [विपयमे प्रश्न 

सत्रिता ब्रह्मविद्या आत्मेत्थे- | _ जिसके लिये यह सारी उपनिषद्‌ 

५ कर शक है उस त्रह्मवि्याका श्रुतिने 'आत्मेत्ये- 

चोपासीत' इति यदर्थेपनिपत्कृ- | व्ोपासीत' इस वाक्यसे सूत्ररूपसे 

१. यह उसका शील यानी खमाव है इस अर्थमे व्याकरणशास्त्रमें 'उकजञ्र 

प्रत्ययका विधान किया है । पदार्थ अपने स्वभावकों सर्वथा नहीं त्याग सकता। 

इसलिये “प्रमायुक” नहीं होता । इस कथनसे प्राणादिका आत्यन्तिक अमरण विवक्षित 
नहीं है, केवछ यही ससझना चाहिये कि वे दीघ॑जीवी शोते हैं । 


३२२ वृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
ब्वसक वाई 2 व्याई ८2 कऋ, नाईक जाई स्‍क बहाएं 3-० आर वयाई> 2 नाई (2-2), न्याई>-244 न्यई >-2 ४ बहाएं 372, व्यापक, 
त्त्वापि | तस्येतस्य सन्नस्य व्या- | वर्णन किया है । उस इस सूत्रकी 
हट प्रयोजनाभिधित्सयों व्याख्या करनेकी इच्छावाढी श्रुति 
33233 पृत्सया | ॥ उसका प्रयोजन बतलानेकी 


पोजिधांसति-- इच्छासे उपोद्धात करना चाहती है- 
तदाहुयद्बह्मविद्यया सर्व॑ भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते । किम्ु तढ़ह्मावेचस्मात्तत्सबवेमभवदिति ॥ ६ ॥ 


[ ब्राह्मणोंने ] यह कहा कि ब्रह्मविद्याके द्वारा मनुष्य हम सर्व हो 
जायेंगे! ऐसा मानते हैं; [ सो ] उस ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्वे 
हो गया १ ॥ ९ ॥ 


तदिति वक्ष्यमाणमनन्तर-| . तत्‌' इस पदसे आगे कही 
जानेवाली तथा विना किसी व्यवधान- 
के ही अग्रिम वाक्यसे ग्रकाशनीय 
वस्तुका ग्रहण होता है उसके 
विविदिषयों विषयमें व्राह्मणोने कहा । ब्राह्ण--- 
ऋ्रह्म विविदिषयों जन्मजरामरण- | द्ह्को जाननेकी इच्छावाले अर्थात्‌ 
| जन्म, जरा और मरण इनके प्रवाहमें 

प्रवन्धचक्रश्रमणकतायासदुःखो- | पतेके समान निरन्तर अ्रमणसे 
है होनेवाला परिश्रमरूप दुख ही 

बलपर दिल जिसमें जछ है उस अपार संसार- 
दकापारमहोदर्घिप्लवभूत॑ गुरु- | महोदघिको पार करनेके छिये 
नौकारूप जो गुरु हैं उनके पास 
आकर उसके तीर ( ब्रह्म ) पर 
उतरनेकी इच्छावाले यानी धर्म और 
अधम ही जिसके साधन और फछ 


(४ 
वमसाधनतत्फललक्षणात्‌ साध्य- | हैं. उस साध्य-साधनरूप ससारसे 


वाक्येअ्बचद्योत्य॑ वस्त्वाहुः | ब्राह्मणा 


मासाद्य तत्तीरमुत्तितीषवों धर्मा- 


ब्राह्मण ७ |] 


शाइूरभाष्याथे 


२२३ 


८:20 नई 72% व्याई “7.0 चक:--2200, 30७ नई: च्याई ५७. व्याई >:2 या ८2, जय % जब, 


साधनरूपान्रिविण्णाः तद्दिलक्षण- | विस्‍क्त और उससे विलक्षण स्वभाव- 


नित्यनिरतिशयश्रेयशअतिपित्सवः । 

किमाहुरित्याह---यहद्रह्ञविद्य- 
या, ब्रह्म परमात्मा तथ्या वेच्चते 
सा ब्ह्मविद्या तया बद्मविद्यया, 
सर्वे निरवशेप॑ भविष्यन्तो भवि- 
प्याम इत्येव॑ मनुष्या यन्मन्यन्ते । 
मनुष्यग्रहणं॑ विशेषतोअधिकारज्ञा- 
पनाथंम्‌ । मनुष्या एवं हि विशे- 
पतोश्श्युद्यनिःश्रेयससाधने5धि- 
कृता इत्यभिग्रायः | 

यथा कर्मविषये फलग्राप्ति 
भुवां कर्मम्यो मन्यन्ते, तथा 
ब्रह्मविद्यायाः सर्वात्ममभावफल- 
प्राप्ति ध्रुवामेव मन्यन्ते । वेद- 
प्रामाण्यस्योभयत्राविशेषात्‌ । तत्न 
विप्नतिषिद्धं वस्तु॒ लक्ष्यतेज्तः 


पृच्छाम;--किम्ु तह्ुल्म -यस 


वाले नित्य-निरतिशय श्रेयको जानने- 
की इच्छावाले उन ब्राह्मणोने कहा । 


क्या कहा * सो श्रुति बतछाती 
है--.'यद्रह्मविद्यया'---त्रह्म परमा- 
त्माको कहते हैं, वह जिससे जाना 
जाता है वह ब्रह्मविद्या है; उस 
ब्रह्मविद्यासे जो मनुष्य 'हम सर्व यानी 
अशेष हो जायेँंगे'--ऐसा मानते हैं 
[ उसके विषयमें पूछा ] । यहाँ 
भनुष्य! पदका ग्रहण उनका विशेष- 
रूपसे ब्रह्मविद्यामें अधिकार सूचित 
करनेके लिये है । तात्पय यह है कि; 
अभ्युदय और निःश्रेयसके साधनमें 
विशेपतः मनुष्योका ही अधिकार है। 

लोग जिस प्रकार कर्मविषयमे 
कर्मोंप्ते होनेवाली जो फलप्रापि है 
उसे निश्चित मानते हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मविद्यासे सर्वात्ममावरूप फलकी 
प्राप्ति भी निश्चित ही मानते हैं, क्योंकि 
वेदकी प्रमाणता दोनोंहीके विषयर्मे 
समान है | किन्तु [ बक्नज्ञानसे मोक्ष 
होता है] यह बात विपरीतन्सी 
जान पड़ती है, इसलिये हम पूछते 
हैं कि वह ब्रह्म क्या है जिसके 


र२छ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


कस: व्य निफ नयई 2: नई 32% "या: >> व्याई ८2 व्याई:>:2% नाई <24७, नया - ८242 २८८०-00 “या: 3% वया:६>-- 


विज्ञानात्सवं भविष्यन्तो मनुष्या 
मन्यन्ते १ तत्किमवेयस्माहिज्ञा- 
नात्तड़ह्म सर्वमभवत्‌ 


ब्रह्दय च सर्वमिति श्रूयते । 
तदथययविज्ञाय किश्वित्सवेमभवत्त- 
थान्येषामप्यस्तु, कि ब्रह्मविद्यया ९ 
अथ विज्ञाय सवेमभवत्‌, विज्ञान- 
! साध्यत्वात्कमेफलेन तुल्यमेवेत्य- 
नित्यत्वप्रसड्अः सर्वभावस्य अल्म- 
विद्याफलल । अनवख्थादोषश्ध-- 
तदप्यन्यद्िज्ञाय सर्वमभवत्ततः 
पूव॑मप्यन्यद्िज्ञायेति । न तावद- 
विज्ञाय सर्वेमभवत्‌, शाख्रार्थ- 
वैरूप्यदोषात्‌ । फहलानित्यत्व- 
दोषसतहिं १ नेको5पि दोषोज्थ- 


विशेषोषपत्ते! ॥ ९॥ 


विज्ञानसे मनुष्य 'सवेरूप हो जायेंगे! 
ऐसा मानते है और उसने क्‍या 
जाना, जिस विज्ञानसे वह ब्रह्म सर्व- 
रूप हो गया । 


ब्रह्म स्वरूप है--यह तो सुना 
ही जाता है | वह यदि कुछ भी 
न जानकर ही स्वरूप हुआ है तो 
दूसरोंके लिये भी ऐसी ही बात होनी 
चाहिये, फिर व्रह्मविधासे क्या छाभ 
है ? और यदि वह जानकर सर्वरूप 
हुआ है तो विज्ञानसाध्य होनेके 
कारण उसकी सर्वात्मता कर्मफलके 
समान ही है--इससे ब्रह्मविद्याके 
फलमूत सर्वात्मत्वकी अनित्यताका 
प्रसंग आता द्वै। तथा वह अपनेसे 
भिन्न पदार्थकी जानकर से हुआ 
और इससे पहले भी किसी अन्यको 
जानकर स्व हुआ था--इस प्रकार 
अनवस्था दोष ग्राप्त होता है । किन्तु 
वह न जानकर तो सवे हुआ नहीं, 
क्योंकि इससे शाझ्षकी व्यर्थताका 
दोष आता है। तो फिर फलकी 
अनित्यताका दोष रहा * नद्वीं, इससे 
विशेष प्रयोजन सम्भव होनेके कारण 
एक भी दोष नहीं होगा ॥ ९ | 





मात्मण ४ ] शादरभाप्याथ श्र५ 
0... 0क "०... 2०० "यार >)..अा+ “3 फेक क्‍या अर नया -प. 20 व्यद-.>-2०७ न्याक ते "कर ?"9 डक न्याक "2७. व: 70 व्यापक, 
ये खया लाना २ं--उत्त दम उपर और उत्त पकार याननेका फूल 
यदि फ्रिमपि विजायेव तददा यदि बह ब्रह्म कुछ जानकर ही 
हल हि  श के कत कं पृ व ले १० 
मबममवत्पच्छामः --फ्रिमरु तद्र- 7 इसी तो दम पूछते हैं 
के « -,. उस जहने क्या जाना £ जिससे वह 
| यम्मात्तत्ससमभवांद + ल्‍ जे. ८. 
एवं भादित संउदापानागान्धत जिसमे किसी भी प्रकारके दोपकी 
प्रतियचनमाहू-- | गन्व नहीं है, ऐसा उत्तर देती है-- 
ब्रद्म वा इदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावत्‌ । अहं 
रच श जप बिक ठेवा . प्रत्य डे 
ब्रद्मास्मीति । तस्मात्ततसवमभवक्‍्तयों यो देवानां भत्य- 
बुष्यत स एवं तदभवत्तथर्षीणां तथा मनुप्याणां तडे- 
0 «७. रत रू 
तत्पदयन्न पिवामदेवः प्रतिपेदे(ह॑ मनुरभव<सूयश्नेति । 
4 लक हि | ७ /# । 
तदिदमप्येतदहि य एवं वेदाहं बद्मयास्मीति स इंद्‌* सर्व 
भवति तस्य हू न देवाश्व नामृत्या ईशते। आत्मा 


] 


होपा<स भवति । अथ योबष्न्यां देवतामुपास्तेपन्योपसाव- 
स्योप्हमस्मीति न स वेद यथा पशुरेव८स दंवानाम्‌ | 
यथा ह वे बहवः पशवो मनुष्यं झुब्ज्युरेवमकेकः पुरुषों 
देवान्भुनक्त्येकस्मिन्नेव पशावादीयमाने5प्रियं भवति 
किम वहुपु तस्मादेपां तन्न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः॥१०॥ 

पहले यह त्रह्म ही था; उसने अपनेको ही जाना कि 'मैं ब्रह्म हैँ! । 
अत* वह सर्व हो गया | उसे देवोमेसे जिस-जिसने जाना वही तद्ू॒प हो 


गया। इसी प्रकार ऋषियों और मनुष्यमिंसे भी [ जिसने उसे जाना वह 
बू> उण० २९--+३०--< 


२२६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
न्याई:2, नाईट या व्यास नई न 2, याद: 2 4 व्याद<>-2 ४ चक>:7- व्या 2:2५ व्याई >:2 ४७ नया ०० आक- नए >-० 
तद्रप हो गया ] । उसे आत्मरूपसे देखते हुए ऋषि वामदेवने जाना-- मै 
मनु हुआ और सूर्य भी । उस इस ब्रह्मको इस समय भी जो इस प्रकार 
जानता है कि 'मैं ब्रह्म हैँ", वह यह सब हो जाता है । उसके परामवर्मे 
देवता भी समर्थ नहीं होते; क्‍योंकि वह उनका आत्मा ही हो जाता है। 
और जो अन्य देवताकी 'यह अन्य है और मै अन्य हैँ! इस प्रकार 
उपासना करता है वह नहीं जानता | जैसे पशु होता है वैसे ही वह 
देवताओंका पशु है । जैसे छोकमें बहुत-से पशु मनुष्यका पालन करते है, 
उसी प्रकार एक-एक मनुष्य देवताओंका पाछन करता है । एक पशुका 
ही हरण किये जानेपर अच्छा नहीं छगता, फिर बहुतोंका हरण होनेपर 
तो कहना ही क्या है १ इसलिये देवताओंको यह प्रिय नहीं है कि मनुष्य 

[ ब्रह्मात्मतत्तको ] जानें ॥१०॥ 

ब्रह्मपरम्‌, स्वेभावस्थ सांध्य- | यहाँ “ब्रह्म शब्दसे अपरह्म 
अद्ाबब्देनकि- त्वोपपतते! | न हि | अंभिम्रेत है, क्योकि उसीको सर्व- 
ममिप्रेतमित परस्य ब्रह्मणः सर्व- | न साध्यत्व सम्भव है । परब्रह्म- 


विचाय॑ते का सवभावको प्राप्त होना विज्ञानसाध्य 
्झ आवापत्तिविज्ञान- हम विशालित 


. . ८ | नहीं है; और 'इसीसे वह सर्वेरूप हो 
साध्या। विज्ञानसाध्यां च सब- | गया? इस वाक्यसे श्रुति सर्वभावप्रापि- 


भावापत्तिमाह-तस्मात्तत्सवेम- | क्षे विज्ञानसाध्य बताती है | अतः 

भवर्त' इति । तस्माइह या। प्ह्म वा इदमग्र आसीत” इस वाक्यमें 

इद्सग्र ३30 अं ब्रद्मोह | [ 'ब्ह्म” शब्दसे ] अपखहय अभि- 
ति। प्रेत होना चाहिये । 

मनुष्याधिकाराद्दा तद्भावी | अथवा यहाँ मनुष्यका अधिकरण 

होनेसे ब्रह्म' राब्दसे ब्रह्मरूपताको 

त्राह्मणः स्यात्‌ । सबब भविष्यन्तो | प्राप्त होनेवाला ब्राह्मण अभिप्रेत 

। हो सकता है । स्व 

मनुष्या मन्यन्ते' इति हि मनुष्याः सभविष्यन्तों मनुष्या मन्यन्ते! इस 


प्रात्मण ४ ] शाउग्भाष्याय २२७ 
कक... ब्यका पक 5, ">> नया" >20क पका: 72 ढक च्या-+-:पक न्यद-+->डक व्यार---27० बकरा“: अक न्याद (2 न्यद<> 22 जाए 32 पक 
प्रकृता।, तेपां चाभ्युदयनिःश्ेयस-  वाज्यसे यहाँ मनुष्योंका प्रसंग है, 

क्योंकि उन्हींका अभ्युदय और 
साधन वशपताउधकार इत्युक्तम) [रे शेयसके साथनमें विशेषरूपसे 
अधिकार ई-ऐसा ऊपर कहा गया 
है; पर्रक्ष या अपरत्रह्म प्रजापतिका 
प्रजापतेः | अतो दतेकत्वापर- नहीं। अतः कर्मसहित ईतैंकलरूप 
हे अह , अपरत्रह्मवियाके. द्वारा अपरब्ह्म- 
सश्ावद्यया कममाहतया अपर क्‍ भावको प्राप्त हुआ, हि ए्यगर्भ सम्बन्धी 
भोगंसि विरक्त एव सब भ्रकारके 
कर्मफल प्राप्त दोनेके कारण जिसका 
दपाृत्तः सवग्राप्त्योच्छिन्नकाम- | काम और कर्मरूप बन्धन नष्ट हो 
गया है वह परत्रह्मभावको प्राप्त 
कमवन्धनः परतव्रद्षमावरा अरक्ष होनेवाला पुरुष अह्मवियाके कारण 
अक्ष--इस शब्दसे कहा गया है। 
लोकमें भी भाविनी बृत्तिको आश्रित 
लोके भाविनीं वृत्तिमाश्रित्य । करके शब्दका प्रयोग होता देखा 
गया है; जैसे 'भात पकाता है! इस 
गब्दप्रयोग;:-यथाओदन पचति' | वौक्यमे | तथा शासमें भी-- 'संन्यासी 
समस्त भूतोंकों अभयरूप दक्षिणा 
[ देकर सनन्‍्यास करे )! इत्यादि 
भूतामयदक्षिणाम! इत्यादि, | वोक्यमें ऐसा ही प्रयोग है। उसी 
प्रकार यहाँ भी “्रह्मभावको प्राप्त 
होनेवाला ब्राह्मण ही 'अह्म' है? ऐसी 
_पुरुषो न मी 57 व 
१. चावलोके पकनेपर उनकी ओदन ( भात ) सज्ञा होती है, किन्तु 
बाक्यम पक्राये जाते हुए. चावलोफों भात कहा है । 


२. सन्यासाश्रमकी दीक्षा लेनेके पीछे पुदपको सन्‍्यासी कहा जाता है, परन्तु 
यहाँ दीक्षा लेनेवाल्को भी सन्यासी कह्दा है । 


न परस्य ब्रद्मणा नाप्यपरस्थ 


त्रम्मभावमृपसम्पन्नो भोज्पा- 


वद्याहतात्रद्मत्याभधायत | व्ट्टथ | 


इति, गा््रे च-- परिव्राजकः स्चे- 


तथ्ेहेति केचित्‌-त्रक्म त्क्मभावी 


२२८ 


बृद्ददारण्यकोपनिपद्‌ 


 अच्याय १ 


2 च्याई<८)3क न्य 3८2 व्या्ड 3-2 कन्या: प, ब्याई2- 9 ० 2७, व्याए 323७, व्योई>:2)%, व्याई ८2७ ब्य>:2 72%, व्याई 2, 


तन्न, सर्वभावापत्तेरनित्यत्व- 
दोषात्‌ । न हि सोञस्ति लोके 
यरमाथंतो यो निमित्तवश्ाद्भावा- 
न्तरमापद्चते नित्यश्रेति । तथा 
अक्नविज्ञाननिमित्तकृता चेत्सर्व- 
भावापत्ति॥ नित्या चेति विरुद्धम्‌ | 
अनित्यत्वे च कर्मफलतुल्यते- 
त्युक्तो दोषः | 


अविद्याक्ृतासबंत्वनिवृत्तिं चे- 
त्सवेभावापत्ति ब्रह्मविद्याफल मन्य- 
से, ब्रह्मभाविपुरुषकत्पना व्यर्था 
स्थात्‌; ग्रा्ह्मविज्ञनादपि सर्वो 
जन्तुतंह्त्वान्नित्यमेव सर्वभावा- 
यत्नः परमार्थतः अविद्यया त्व- 
ऋ्ह्ममसबेत्व॑ चाध्यारोपितम्‌ ; 
यथा शुक्तिकायां रजतम्‌, व्योप्नि 
चा तलमलवत्त्वादि, तथेह ब्रह्मण्य- 
ध्यारोपितमविद्यया अन्नह्मत्वम- 
सवेत्व॑ च ब्रह्मविद्यया निवर्त्य॑त 


किन्तु ऐसी वात नहीं है, क्योंकि 
इससे सर्वभावग्राप्तिको अनित्यत्वका 
दोष प्राप्त होगा । छोकमें ऐसी कोई 
वस्तु नहीं है जो वास्तवमें किसी 
निमित्तवतश भावान्तरको प्राप्त होती 
हो और नित्य भी हो । इसी प्रकार 
यदि सर्वभावकी प्राप्ति भी ब्रह्मविज्ञन- 
रूप निमित्तसे होनेवाली हो तो वह 
नित्य भी है-ऐसा कहना विरुद्ध होगा। 
और यदि उसे अनित्य माना जाय 
तो वह भी कर्मफलके ही समान हुई 
[ उसमें कोई विशेष्यता न रही ]- 
यह दोष वतलाया जा चुका है ! 

यदि तुम अविद्याकृत अपर्वत्वकी 
निवृत्तिको ही ब्रह्मविद्याका सर्वभाव- 
प्राप्तिहप फल मानते हो तो [ द्म 
शब्दके अर्थमें ] ब्रह्म होनेवाले 
पुरुषकी कल्पना करना व्यर्थ है, 
क्योंकि ब्रह्मज्ञान होनेसे पूर्व भी सत्र 
जीव ब्रह्मरूप ही होनेके कारण सदा 
ही परमार्थतः सर्वभावको प्राप्त हैं। 
अन्रह्मत् और असर्वत्व तो अवियासे 
हो आरोपित हैं । जैसे शुक्तिमें चॉदी 
और आकाशमें तल्माढिन्यादि 
आरोपित हैं, उत्ती प्रकार यहाँ बह्ममें 
अविदासे आरोपित अब्रह्मल और 
असर्वत्वकी ब्रह्मविद्यासे. निवृत्ति 


च्राह्मण ४ ] 


शाइरभसाष्याथे 


श्र 


जे फर बस सफर न पक व्याब 32%, बक37 व >-- कर चमक ब्याज फ च्यर्थ: 2-० . जाई 3८2५७ नया ०८), नाई ८2 पक 


इति मन्‍्यसे यदि, तदा युक्तम्‌ 
धत्परमाथथत आसीत्पर॑ ब्रह्म, बह्म- 
शब्दस्य मुख्याथभूतम्‌ ब्रह्म वा 
इदमग्र आम्रीत! इत्यस्मिन्चाक्से 
उच्यते' इति वक्तुम्‌ः यथाभूताथ- 
वादित्वाद्देदसय | न त्वियं करपना 
युक्ता, अह्मशब्दा्थविपरीतो ब्रह्म- 
भावी पुरुषों अद्येत्युच्यत इति, 
श्रुतहान्यश्रुतकरपनाया अन्याय्य- 
त्वान्महत्तरे प्रयोजनान्तरेडसति | 
अविद्याऊृतव्यतिरेकेणाब्रह्मत्व- 
पारमार्थिकाबद्मय- ससव॑त्व॑ च्‌बविद्यत 
त्वासवंतयो- एवेति चेन्न) तस्य 
निरेद:. ब्रह्मविद्ययापोहालुप- 
पत्तः | न हि. कृचित्साक्षा- 
इस्तुधमंस्यापोढी इ्टा कन्नीं वा 
ब्रह्मचिद्या । अविद्यायास्तु सर्वत्रेव 
निवरतिका व्व्यते । तथेहाप्यत्रह्म- 


त्वमसर्व॑त्व॑ चाविद्याकृतमेष निव- 
त्पेतां ब्ह्मविद्या।न तु पार- 
माथ्थिक॑ वस्तु कतुं निवर्तयितुं 


हो जाती है--ऐसा यदि तुप्त मानते 
द्वो तब तो यह्दी कहना उचित है 
कि जो परमार्थतः ब्रह्म शब्दका 
मुख्यार्थमूत परत्रह्म है वही ब्रह्म वा 
इृदमग्र आसीत्‌! इस वाक्यमे कहा 
गया है, क्योंकि वेद यथार्थवादी 
है | अतः त्रह्म' शब्दसे ब्रह्म शब्दके 
अर्थसे विपरीत ब्रह्म होनेवाला पुरुष 
कहा गया है--ऐसी कल्पना करनी 
उचित नहीं है, क्योंकि जबतक कोई 
-दूसरा बहुत बडा प्रयोजन न हो, 
श्रुत अर्थको छोड़ना और अभश्रुतकी 
कल्पना करना अन्याय्य है | 


यदि कहो कि अविद्याकृत नहीं» 
वस्तुतः अन्रह्मत्व और असर्वत्व हैं 
ही, तो ऐसा कहना उचित नहीं, 
क्योंकि उसकी ब्रह्मविद्याद्वारा निबृत्ति 
होनी असम्मव होगी । ब्रह्मविद्या 
साक्षातरूपसे किसी वस्तुके धर्मोका 
लोप या प्रादुर्माव करनेवाली कभी 
नहीं देखी गयी। किन्तु वह अविया- 
की सर्वत्र ही निद्ृत्ति करने- 
वाली देखी जाती है । इसी प्रकार 
यहाँ भी जो अविययाकृत अत्रह्मत्व 
और असवत्व है, उसकी ही बह्म- 
विद्यासे निद्वत्ति होनी चाहिये । 
ब्रह्मविद्या पारमार्थिक वस्तुको पैदा 
करने या निवृत्त करनेमें तो समर्थ 


२३० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


जरिये नह, नह (29 कफ नई %% यई 2:22 न 2८22७ नई 2:29 "व ०.2७. व्याड ८3%: 'ई ८7 नया >> 


वाहंति ब्रह्मविद्या | तस्माद्वर्य्थेव 
आओुतहान्यश्रुतकल्पना । 
ब्रह्मण्यविद्यानुपपत्तिरिति चेत्‌ 


न, त्रह्मणि विद्याविधानात्‌ | न 
अवियाधिष्टान- दि. शक्तिकायां रज- 


विचार: ताध्यारोपणेज्सति 
शुक्तिकात्व॑ ज्ञाप्यते चश्षु गो चराप- 
जआयाम--इय॑ शुक्तिका न रजतम्‌ 
इति। तथा “सदेवेद॑ सर्व” “ब्ह्मे- 
वेदं सबेम” “आत्मैवेदं सर्वम्‌! 
“लें दतमस्त्यत्रह्म/इति ब्रह्मण्ये- 

- कृत्वविज्ञानं न विधातव्य॑ ब्रह्मण्य- 

विद्याध्यारोपणायामसत्याम्‌ । 

न ब्रूम/+--शुक्तिकायामिव बह्म- 


ग्यतद्भमाध्यारोपणा नास्तीति, कि 
तहिं ? न ब्रह्म खात्मन्यतड्ध्माध्या- 


रोपनिमित्तम्‌ , अविद्याकते चेति । 


भवत्वेव॑ नाविद्याकते भ्रान्तं 


है नहीं । इसलिये श्रुत आर्थको 
छोड़ना और अश्रुतकी कल्पना करना 
व्यर्थ ही है | 

पूव ०-किन्तु ब्रह्ममें अविया 
होना तो असंगत है ! 


तिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योंकि ब्रह्ममें विद्याका विधान किया 
गया है । यदि शुक्तिमें चॉदी- 
का अध्यारोप न हो तो उसके 
नेत्रेन््रकि विषय होनेपर “हे 
शुक्ति है चॉदी नहीं है” इस प्रकार 
उसके झुक्तित्वका ज्ञान नहीं कराया 
जाता | इसी प्रकार यदि ब्रह्ममें 
अविद्याका आरोप न होता तो “यह 
सब सत्‌ ही है” “यह सब ब्रह्म ही 
है”” “यह सब आत्मा ही है?” “यह 
अब्रह्मरूप द्वैत नहीं है”” इस प्रकार 
ब्रह्ममं एकत्वज्ञानका विधान नहीं 
किया जा सकता। 


पूर्व ०-हम यह नहीं कहते कि 
शुक्तिमं रजतके समान ब्रह्म 
अन्नह्मके घर्मोका आरोप नहीं है, तो 
फिर क्‍या कहते हैं ! हमारा कथन 
तो यह है ब्रह्म अपनेमें अन्नह्मधर्मकि 
आरोपका निमित्त और अविदया 
करनेवाला नहीं है । 

पिद्धान्ती-यह हो सकता है कि 
ब्रह्म अविद्याका कर्ता और श्रान्त 


ब्राह्मण ४ ] 


शाडूरभाष्याथे 


२३१ 


चर्ट ८.0७. चर: ना यहा >7 2. बाई: कक ८2४ पाक >:%, चाह पक, का लए पक प्यार न: या कर जाय फत 


च ब्रह्म । किन्तु नेवात्रह्माविद्या- 
कर्ता चेतनों आ्रान्तोउन्य इष्यते । 
“तान्योडतोडसिि विज्ञात्ता!! ( क्षु० 
उ० ३ |७। २३ ) 'ज्ञान्यदतो- 
इस्ति विज्ञाव/ ( ३। ८। ११) 
#तत्त्मसि” (छा० 3०६८-१६) 
“आत्मानमेवावेत्‌ । अहं ब्रह्मास्मि! 
(बू० उ० १ | ४७ | १०) 
“अन्योञ्सावन्योष्हमस्मीति न 
स वेद” (१। ४७। १० ) इत्यादि- 
श्रुतिस्य। । स्मृतिसभ्यशच--“समं 
सर्वेषु भूतेषु” (गीता १३। २७) 
“अहमात्मा गुटाकेश” (गीता१०। 
२० ) “शनि चेव श्रपाके च! 
( गीता५ | १८ ) “यस्तु सबोणि 
भूतानि/ इत्याद्भ्यः । “यस्सि- 
न्सवाणि भूतानि' (इशा०उ० ७) 
इति च मन्त्रवर्गात्‌ । 

नन्‍्वेब॑ शास्रोपदेशानथेक्य- 
मिति । 

वाठमेबस) अवगते5स्त्वेवानर्थ- 
क्यम्‌ । 


अवगमानर्थक्यम्रपीति चेत्‌ £ 


नहीं है, किन्तु अवियाका कर्ता कोई 
अन्य अन्रह्म भ्रान्त चेतन है-ऐसा भी 
नहीं माना जाता; जैसा कि “इससे 
भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है””, “इससे 
मिन्न कोई जाननेवाला नहीं है!', 
“वह तू है?”, “अपनेको ही जाना 
कि मैं ब्रह्म हुँ, “यह अन्य है और 
मैं अन्य हूँ--ऐसा जो जानता है 
वह नहीं जानता” इत्यादि श्रुतियोंसे, 
“जो समस्त भूततोमें मुझे सम- 
भावसे स्थित [ देखता है ]”, “हे 
गुडाकेश ! मैं आत्मा हूँ”, 'कुत्ते 
और चाण्डाल्में”?, “जो समस्त 
भूतोंकी [ अपनेहीमें देखता है |”? 
इत्यादि स्घृतियोंसे और “जिस 
अवस्थामें सब भूत आत्मा ही हो 
जाते हैं?” इस मन्त्रव्णसे भी सिद्ध 
होता है | 

पूवं०-किन्तु इस प्रकार तो 
शात्रोपदेशकी व्यर्थता ग्राप्त होती है ! 

पिद्धान्ती-हों, ऐसा ही है; 
तत्तज्ञान होनेपर तो उसकी व्यर्थता 
होगी ही । 

पूर्व ०-किल्तु इससे तो ज्ञानकी 
भी व्यर्थता सिद्ध होती है ! 


२३२ 


चहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय 


ब्याई 2 न्य >- , ये, नाक >:2ऋ नया: >-2;- व्य 27% का २2% नया: व्यद 2-2 :%- नाई: ७ नया >:2:% अई (८, 


न, अनवगमनिधत्तेदंशत्वात्‌ | 


तन्निक्तत्तेरप्यनुपपत्तिरेकत्व इति 
चेत्‌ 

न, दृष्टविरोधात्‌ । व्व्यते 
हेकत्वविज्ञानादेवानवगमनिवृत्तिः! 
दश्यमानमप्यनुपपन्नमिति ब्रुव॒तो 
दृष्वेरोध: खात्‌ू। न च 
दृष्टविरोधः केनचिदृप्यस्युपगम्प- 
ते। न च दृष्टेजनुपपन्न॑ नाम, दृष्ट- 
त्वादेव। दशनानुपपत्तिरिति चेत्त- 


त्राप्येषेव युक्तिः । 


“पुष्यो वे पुण्येन कमेणा 
परजीवयोमेंदे भचति” (घ्ू० उ० | पुण्यात्मा होता है”, 
३।२।१३) “त॑ं 


युक्तय 


तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उससे 
अज्ञानकी निषृत्ति होती देखी 
जाती है । 

पूर्व ०-अह्मका एकत्व माननेपर 
तो उसकी निवृत्ति भी सद्भत 
नहीं है-ऐसा कहें तो ?+ 

पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योकि इससे दृष्टवेरोध आता है। 
एकत्वज्ञाससे ही अज्ञानकी निवृत्ति 
होती देखी जाती है । दिखिलायी 
देनेपप भी वह अनुपपन्न ही 
है--ऐसा कहनेपर तो इश्ट- 
विरोध ही होगा और दृष्टविरोधको 
कोई भी खीकार नहीं करता । 
कोई भी विपय दिखायी देनेपर वह 
दृष्टिगोचर  ( अनुमूत ) होनेके 
कारण द्वी अनुपपन्न नहीं हो सकता। 
यदि कद्दो कि दर्शन (अनुभव) की भी 
अनुपपत्ति हो सकती है, तो उसमें 
भी यही युक्ति है।| 

पूर्व ०-'पुण्यकमके द्वारा पुरुष 
“'पुरुषकी 
कर्म उसका 


उपासना और 





# वर्योंकि यदि अज्ञाननिद्तत्तिको वास्तविक माना जाय तो ब्रह्म और अजशान- 
निवृत्ति दो पदार्थ सिद्ध होंगे, अतः इससे अह्दैतकी हानि दोगी । और यदि उसे 
ब्रह्मरूप माना जाय तो उसका ब्रह्मशानके अधीन होना सिद्ध नहीं हो सकता । 

| अर्थात्‌ उसकी अनुपपत्ति भी अनुभवके ही आधारपर सिद्ध की जायगी ) 
इसलिये अनुमवके अनुपपन्न होनेका कोई कारण नहीं है | 


प्राह्मण ४ | 


शाइरभाष्याथी 


२३३ 


अब 70% कक, बाई 2:2 90: नया: नई प्याज ५७: बार नए कर बन: न व ०, कट 


विद्याकमणी समन्‍्वारभेते” ( ४। 
४ | २) भभन्ता बोढ़ा 
कता विज्ञानात्मा पुरुष/ ( ग्र० 
उ० ४।९) इत्येवमादिश्रुति- 
स्मृतिन्यायेभ्यः प्रस्माहिलक्षणो- 
उन्यः संसायवगम्यते । तह्विलक्ष- 
णश्च॒ परः “स एप नेति नेति/# 
( बु० उ० ३।९। २६ ) “अश- 
नायादत्येति” “ये आत्मापहत- 
पाप्मा विजरों विम्न॒त्यु/! ( छा० 
उ०८।७।१) 'एतस्थ वा 
अक्षरय अशासने” (ब्यु० उ० 
३ | ८।९) इत्यादिश्रुतिभ्यः । 
कणादाक्षपादादितकंशास्रेष च 
संसारिविलक्षण ईश्वर उपपत्तितः 
साथ्यते [संसारदुःखापनयार्थित्व- 
प्रवृत्तिदशनात्स्फुट मन्यत्वमी श्वरा- 
त्संसारिणोड्वगम्पते । “अवाक्य- 
नादरः” (छा० 3० ३। १४७।२) 
'त मे पार्थास्ति” (गीता रे | २२) 
इति श्रुतिस्मृतिस्या । 


“सोड्ल्वेश्व्यः स विजिज्ञासि- 
तव्य/” (छा० उ० ८ | ७। १) 


[परलोकमें] अनुसरण करते हैं”? 
“प्नन करनेवाला, ज्ञाता, कतो और 
विज्ञानात्ा पुरुष है” दछएत्यादि 
श्रुति-स्मृति और न्यायसे संसारी जीक 
परमात्मासे भिन्न ज्ञात होता है। तथा 
उससे विलक्षण परमात्मा “वह यह 
(कार्य) नहीं है, [कारण ] नहीं है?” 
“क्षुघादिका उल्ल्ठन किये हुए है!” 
“जो आत्मा निष्पाप, जराशून्य और 
मृत्युहीन है” “निश्चय इस अक्षरके 
प्रकृष शासनमें” इत्यादि श्रुतियोसे 
सिद्ध होता है। कणाद और गौतमादिके 
तर्कशात्रोंमं भी युक्तिसे संसारी जीवसे 
पृथक्‌ ईश्वर सिद्ध किया जाता है। 
ससारदुःखकी निवृत्तिके प्रयोजनसे 
जीवकी प्रवृत्ति देखी जानेके कारण 
इंश्वरसे जीवका अन्यत्व स्पष्टतया ज्ञात 
होता है; जैसा कि [आत्मा] “वाकू- 
रहित और संम्रमशून्य है” इस श्रुतिसे 
और “हे पार्थ | मेरा कोई कर्तव्य 
नहीं है?” इस स्मृतिसे सिद्ध होता है । 


इसके सिवा “वह अन्वेषण करने- 


योग्य और विशेषरूपसे जिज्ञासा 
करनेयोग्य है”', “उसे जानकर लिप्त 


“तं विदित्वा न लिप्यते!! (ब्वृ० | नहीं होता,” “बह्मवेता परमात्मा- 


$ यह मन्त्रांश इस उपनिषद्के ४४२।४) ४४। २२ और ४५। १५ में भी है। 


२३७ 


बृहदारण्यकोपनिपदू 


[ अध्याय २ 


जप: न, बट आई नि फ नक 2 नई (32% नाई 272 % चई<>-2%  "या्द:>:2 ७ वा :-2-.% आई: "का: 


उ० ४। ४ । २३ ) “ब्रह्मविदा- 
प्ोति परम” (ते०्उड०२। १। 
१) “एकपैवाजुद्रश्व्यमेतत' (ब्ृ० 
उ० ४।४।२०) “यो वा एतदक्ष्र 
गाग्येविदित्व/'” (३। ८। १०) 
“तम्रेव धीरो विज्ञाय/ ( ७ । ४। 
२१ ) “भ्रणवों धनु) शरो द्यात्मा 
ब्रह्म तहनक्ष्यमरुच्यते!! ( मु० उ० 
२। २।४) इत्यादिकर्मकर्त- 
निर्देशाच् । 


मुम॒क्षो्र गतिमागविशेषदेशो- 
पदेशात्‌ | असति भेदे कस कुतो 
गतिः स्पात्‌ःतदभाषे च दक्षिणोत्तर- 
मार्गविशेषानुपपत्तिः, गन्तव्यदेशा- 
लुपपत्तिश्वेति। मिन्नय॒तु परस्मा- 
दात्मनः सर्वमेतदुपपत्नम्‌ । 

कमेज्ञानसाधनोपदेशाब्-- 

मिन्रश्रेदक्षणः संसारी स्थात, 


सुक्तरं प्रत्यभ्युद्यनिःश्रेयससाध- 


को प्राप्त कर छेता है,” “इसे 
एकरूपसे ही देखना चाहिये”, 
“हे गार्गि! जो कोई इस 
अक्षकको न जानकर,” “घुद्धिमान्‌ 
पुरुष उसे ही जानकर””, “'प्रणव 
धनुष है, आत्मा ( मन ) वाण है 
और ब्रह्म उसका छक्ष्य है?” इत्यादि 
वाक्योंसे जीव और ईश्वरका कतृत्व 
और कर्मत्व बतलाये जानेसे भी 
[ उनमें भेद सिद्ध होता है ]। 

तथा मुमुक्षुके लिये [ देवयानादि ] 
गति और [ अर्चिरादि ] मार्गविशेष- 
का उपदेश होनेके कारण भी [ ऐसा 
ही जान पडता है ]। यदि भेद न 
हो तो किसका कहंसे गमन होगा 
और गतिका अभाव माना जाय तो 
दक्षिणायन-उत्तरायणसंज्ञक मार्ग- 
विशेषोकी तथा गन्तव्य देशकी 
उपपत्ति नहीं हो सकती। परमात्मासे 
भिन्न आत्माके लिये तो यह्द सभी 
उपपन्न हो सकता है। 


कम और ज्ञानरूप साधनोंका 
उपदेश होनेके कारण भी [ उनका 
भेद है ]। यदि संसारी जीव बह्मसे 
भिन्न होगा तमी उसके लिये भोग 
और मोक्षके साघनभूत कर्म और 


ब्राह्मण ४ ] 


शाउरभाष्याथे 


श्२७५ 


कक. अर अक कक) अक<<7)3% "कं २:2७ बकरे न्क फक, ज 2, बन 29७ परम 7 आई 72 


नयोः कर्मज्ञानयोरुपदेशो नेश्वर- 


स्याप्कामवात्‌ । तस्मायुक्तं 


अक्षेति त्रह्मभावी पुरुष उच्यत 
इति चेत्‌ ; 


त्रक्मोपदेशानथक्यप्रस- 
ज्रात्‌ । संसारी चे- 
निरसनन उ्मभाव्यत्रह्म सन्‌ 
विदित्वात्मानमेवाहं ब्रह्मास्मीति 
स्मभवत्तस्य संसार्यात्मविज्ञाना- 
देव सर्वात्ममावस्य फलस्य सिद्ध- 
त्वात्परत्रह्मोपदेशस्थ॒ध्रुवमानर्थू- 
क्य॑ प्राप्तम्‌ । 


न; 


भेदवाद- 


तद्िज्ञानस्य क्वचित्पुरुषार्थ- 
साधने5विनियोगात्संसारिण एवा- 
हैं ब्रह्मास्मीति ब्रह्मत्वसम्पादनाथे 


उपदेश इति चेत्‌ | अनिज्ञति हि 


ब्रद्मस्वरूपे कि सम्पादयेदहं 


ज्ञानका उपदेश हो सकेगा, ईख़र- 
को इनका उपदेश नहीं किया जा 
सकता, क्योकि वह तो आप्तकाम 
है । अतः यही ठीक है कि #्म' 
शब्दसे भविष्यमें ब्रह्ममावको प्राप्त 
होनेवाला पुरुष ही कहा गया है- 
ऐसा मानें तो £ 

विद्ान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि तब तो ब्रक्मोपदेशकी ही 
व्यर्थताका प्रसन्ञ॒ उपस्थित हो 
जायगा । यदि भविष्यमें ब्रह्ममावको 
प्राप्त होनेवाला संसारी ही अब्रह्म 
होते हुए अपनेको 'मैं ब्रह्म हूँ' ऐसा 
जानकर सर्वरूप हो गया तो उसे 
संसारी जीवके विज्ञनसे ही 
सर्वात्ममावरूप फल प्राप्त होनेके 
कारण पखत्रह्लोपदेशकी निश्चय ही 
व्यथता ग्राप्त हुई । 

पूर्व ०-अदह्मज्ञानका कहीं पुरुषाय- 
के साधनमें विनियोग न होनेके 
कारण संसारी जीवको ही 'मैं ब्रह्म 
हैँ” इस प्रकार ब्रह्ममाव सम्पादन 
करानेके लिये यह्द उपदेश हो तो 
ब्रह्यका खरूप अच्छी तरह जाने 
विना मैं ब्रह्म हें"! इस उपदेशसे 
संसारी जीव क्या सम्पादन कर 


श्रेद्‌ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


व्यापक बाई 2-23 "्या>:2% व्याह>2 व्याई 2 न्यद>८2 ५७, बे: ४७, "क--:.2७ "कक: 22% व्या::0 "क 2: बह: 27० 


च्रह्मास्मीति । निज्ञातलक्षणे हि 


न्रह्मणि शक्या सम्पत्कर्तुम्‌ । 


न; “अयमात्मा ब्रह्म” (ब्ु० 
उ० २।५। १९ ) “यत्साक्षाद्‌- 
परोक्षाद्॒ह्न/ (३। ४७४। १) 
“यू आत्मा! (छा० उ० < | ७। 
१ ) “तत्सत्यं स आत्मा” ( छा० 
उ० ६] ८ | ७ ) “ब्रह्मविदा- 
मोति परम (तै० उ० २) १। 
१) इति ग्रकृत्य “तस्माद्दा एत- 
स्मादात्मन/”/ (२॥१११) 


इति सहस्रशो ब्रह्मात्मशब्दयोः 
सामानाधिकरण्यादेकार्थत्वमेवे- 
त्यवगम्यते । अन्यस्य॒ बह्मन्यत्वे 
सम्पत्क्रियते नेकत्वे | “इदं सर्व 
यदयसात्मा* (क्रू० उ० २।४। 
६ ) इति च ग्रक्ृतस्पैव द्रष्टव्य- 
स्पात्मम एकत्व॑ दर्शयति । 
तस्मान्नात्मनो ब्रह्मत्वसम्पदुप- 
पत्तिः | 

न चाप्यन्यअयोजन बद्योप- 


देशस्य गम्यते, “ब्रह्म वेद ब्रह्मेव 


सकता है * क्योंकि त्रह्मके लक्षणो- 
का सम्यक्‌ ग्रकारसे ज्ञान हो जानेपर 
ही [ ब्रह्महपताका ] सम्पादन किया 
जा सकता है। 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है । 
“यह आत्मात्रह्म है,” “जो साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म है,” “जो आत्मा 
अपहतपाप्मा,'” “बह सत्य है, वह 
आत्मा है,” तथा “अल्व्रेत्ता परमात्मा- 
को प्राप्त कर लेता है!” इस प्रकार 
प्रसड्ड उठा कर “उद्त इस्त आत्मासे 
[ आकाश उत्पन्न हुआ |” इत्यादि 


सहस्रों श्रुतियोंसे. ब्रह्म! और 
आत्मा! दराच्दोंका सामानाधि- 


करण्य देखे जानेसे इनका एक ही 
अर्थ है--यह बात ज्ञात होती है । 
तथा एक पदार्थसे दूसरेके भिन्न होने- 
पर ही [ उसकी तद्ग॒पताका ] 
सम्पादन किया जाता है, एक होने- 
पर नहीं | किन्तु “यह जो कुछ 
है सब॒ आत्मा है” यह श्रुति इस 
प्रकृत द्रष्दय आत्माका. एकत्व 
दिखलाती है | अत. आत्माके ढिये 
्रह्मत्व-सम्पादन करना उपपन्न 
नहीं है । 

इसके सिवा ब्रह्मोपदेशका कोई 


दूसरा प्रयोजन भी जाना नहीं जाता, 
क्योंकि. ब्रह्मको जाननेवाला ब्रह्म 


च्राह्मण ४ ] शाइरभमाष्याथ २३७ 
ब८<७.. «८. ०८८८2... कस पक न फ काट: बट इक, नई (०:23, नाई 272) नई 2:2७, कई <>:-० 


भव॒ति” (मु० उ० ३।२।९ ) | ही होता है,” “हे जनक ' निश्चय 
० छ्े क १) ६5६ 
“अभय वे जनक प्राप्तोड्सि” 58 हो गया है, कर 
. -. | ब्रह्मको इस प्रकार जानता है] वह 
०उ० ४७ 6 ल्‍ 

धर 5 का | ४) हा हैं. िर्मय ब्रह्म हो जाता है।” इत्यादि वाक्‍्यों- 
अगब अवात (9।४।२५) इ्ति से ब्रह्मकी प्राप्ति सुनी गयी है । यदि 
च्‌ तदापत्तिश्रवणात्‌ । सम्पत्ति- | आत्माकी ब्रह्मसम्पत्ति विवक्षित होती 
बेत्तदापत्तिन खात्‌ । न बन्यस्या- | हे प्राप्ति नहीं हो 
5 सकती थी, क्योंकि एक वस्तुका 

न्यभाव उपपच्यते | अन्यभाव हो जाना सम्मव नहीं है । 


हु १ 

वचनात्‌ सम्पत्तरपि तद्भावा-| श(र्व॑०-श्रुतका वचन होनेके 
हि 5 कारण ब्रह्मसम्पत्तिसे भी ब्रह्ममावकी 
पत्तिः स्यादिति चेत्‌ ६ प्राप्ति हो सकती है-ऐसा माने तो 
न) सम्पत्तेः प्रत्ययमात्रत्वात्‌े। ।. तिद्धान्ती-ऐसा मानना ठीक नहीं, 
मल न - 6 | क्योंकि सम्पत्ति तो केवल ग्रत्यय 
वचज्ञानसय च [मथ्याज्ञानानवत- (प्रतीति) मात्र होती है । विज्ञन तो 
कत्वव्यतिरेकेगाकारकत्वमित्य- | मियां ज्ञानका निवर्तक होनेके सिवा 
और कुछ करनेवाला है नहीं-ऐसा हम 
वोचाम | न च वचन वस्तुनः | पहले कह चुके हैं| शाख-बचन किसी 
थ्येजनकम्‌ सत्र . ८. , «| बस्तुमें कोई सामर्थ्य पैदा करनेवाला 
88 2 कप हज नहीं होता, क्योकि शासत्र केवल ज्ञापक 
न कारकमिति खितिः । “स एप | है कारक नहीं-यही वास्तविक स्थिति 
| “बह यह ब्रह्म इसमें प्रविष्ट 
आ? इत्यादि वाक्योमें परमात्माका 
इत्यादिवाक्येषु च परस्थैव प्रवेश | ही [ शरीरमें ] प्रवेश निश्चय किया 
् गया है । अत. बद्म! यह ब्रह्मभावी 
इंति खितम्‌ | तस्माद्रक्षेति न पुरुषका वाचक द्वैसऐसी कल्पना 

अंग हि ठीक नहीं है। 
१. 'त यथा यथोपायते तदेव भवत्ति'--उसे जिस-जिस प्रका प्रकार उपासना करता 

है तद्रप ही हो जाता है--यही श्रुतिका वचन है | 


इह ग्रविष्ट/ (ब्ू० 3० १।४।७) र 








२३८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
बई:2%,: कट यार 2 कस फ व्या 7 ४, नई ३220 “याई 32% व्याई ८2220, व्याई 2 एक “या 3८2/0- ब्यई>:2:48 "या: 
इशर्थबाधनाव । सेन्धवघन- | इसके तिवा इष्ट अर्थका बाध 
होनेके कारण भी [ इससे ब्रह्मभावी 
पुरुष अभिग्रेत नहीं है |] | नमकके 
विज्ञानं सर्वेस्थाम्रपनिषदि ग्रति- | डलेके समान ब्रह्म अविच्छिन्न अबाद्य 
और एकरस्‌ है--यह विज्ञान ही 
समस्त उपनिपदोंमें प्रतिपादनके लिये 
न्तेज्वधारणादवगम्यते “इत्यनु- | अभीष्ट विषय है | “इत्यनुशासनम”” 
जासनम्‌ / अल और “'एतावदरे खल्वमृतत्वम्‌”” इन 
सनम “एतावदरे खर बगा इस उपतिपेदके दो बाएं: 
त्वम्‌ इति । के अन्तमें निणेय करनेसे भी यद्दी 
ज्ञात होता है । 


तथा सं्वेशाखोपनिषत्सु च| इसी प्रकार सम्पूर्ण शाखाओंके 
्रक्मैकत्वविज्ञान निश्ितोर्धः । | 3 निपदोमें भी बरलैकत्व-विज्ञान द्द 
कवि अलग निश्चित अर्थ है, वहाँ यदि ऐसी 
मे किलर अल्मगाउन्य | कल्पना की जाय कि बहमसे मिन्न 
त् करप्येत, इष्ट- | संसारी जीवने अपनेको ही जाना तो 
स्याथेस्य बाधनं स्थात्‌। तथा च | ईंट अर्थका बाघ होगा। इससे 
शास्त्रसुपक्रमोपसंहारयोविरोधा- हा और उपसंहारमें हक 
दसमझ्ञसं करिपत॑ स्यात्‌ । हे कारण शाश्र असगत है! ऐ 
ल्पना हो जायगी । 
व्यपदेश (नाम ) की अनुपपत्ति 
४ पवन संसारी होनेसे भी [ संसारी जीव अहम! 
आत्मानभेवाबेत! इंति संसारी | शब्दका वाच्य नहीं हो सकता ] | 
यदि '“आत्मानमेवावेत्‌” इस वाक्यमें 
जानना! इस क्रियाका कर्ता 
संसारी जीव माना जाय तो इस 
डिक विद्याका 'ब्ह्मविद्या! यह नाम्र नहीं 


१. मधघुकाण्ड ( अ० २ ब्रा० ५ ) और मुनिकाण्ड ( अ० ४ ब्रा० ५)। 


वदनन्तरमबाह्ममेकरस॑ ब्रक्मेति 


पिपादयिषितोज्थः | काण्डद्येउप्य- 


व्यपदेशानुपपत्तेश् | यदि च 


कब्प्येत, ब्रह्मविद्या इति व्यपदेशो 


त्रात्मण ४ ] शाउरभाप्याथे २३९ 
--.32. से अकबर 0 बल जार ८८0. ८८. ८२2०. «६०. «८८०... ८८२२... 
न खात्‌ । आत्मानमेवावेदिति | हो सकता; क्योंकि “अपनेकों ही 
व हल तवत | जाना? इस वाक्यके अनुसार [संसारी 
५ ' | जीवका] खय॑ संसारी जोब ही वेद 
आत्मेति वेदितुस्यदुच्यत इति + शव हैं। यदि कहो कि 
आत्मा” इस रच्दसे कहा हुआ वे 

वेत्तासे भिन्न बतलाया गया है तो 
। ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उसे 

कप यो जिद भी ब्रह्म हैं? इस प्रकार [ अहरूपसे 
अन्यश्द्वद्र: सादसयससादचात ू | विशेषित पिया ऑयां | यदि के 
नि मत न्लज वेत्तापते भिन्न होता तो उसे यह! 
विशष्यत ने ल्वहमस्माीत | अह- अथवा 'वह” कहकर विशेषित 
मम .. | किया जाता 'मैं है! ऐसा कहकर 
मस्मात वशपणाद त्मानमंतरा- नहीं । “मैं हैं इस प्रकार विशेषित 
करनेसे और “अपनेहीको ही जाना! 
ऐसा निश्चय करनेसे यह निश्चितरूपसे 
ज्ञत होता है कि खय॑ आत्मा ही ब्रह्म 
है। ऐसा होनेपर ही इस विद्याका तअद्म- 
विद्या' यह नाम उपपन्न हो सकता 
है ओर किसी प्रकार नहीं | अन्यथा 
नानयथा । संसारिविया द्यन्यथा माननेपर तो इसका नाम संसारिविदा 
होगा । जिस प्रकार विरुद्ध होनेके 

स्यात्‌ । न च ब्रत्मत्वात्रह्मत्वे द्ेक- | आरण अन्धकार और प्रकाश ये दोनों 
ही सूर्यके धर्म नहीं हो सकते उसी 

स्पोपपन्ने परमार्थतः, तम-ग्रकाशा- | करार एक ही आत्माके ब्रह्मल और 
अन्नह्मत्व ये दोनों धर्म परमार्थतः 

विवि भानोविरुद्धत्वात्‌ | उपपन्न नहीं हो सकते । 


चेन्न, अहं त्रक्षास्मीति विशेषणात्‌। 


७०--नननिनानाननकनननना 


वेदिति चावधारणानिश्वितमा- 
स्मेच त्रद्मेत्यवगम्यते । तथा उ 


मत्युपपन्नो त्रक्मविद्याव्यपदेशों 


न चोमयनिमित्तत्वे ब्रक्मः|। इसके सिवा यदि ग्रस्तुत 
विज्ञनके ये दोनो ही निमित्त हों तो 
| इज ३ कि ] ्द 


विद्येति निश्चितों व्यपदेशों | भी उसका न क्वविद्या' यद्द निश्चित 


२४० 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


या, न्याई ०-2: न्याय) क बाई पक गया: व्याद>- पक या पक व्याईट> , व्याद 2 % व्याई>-- बक >> फ 


युक्तः । तदा ब्रह्मविद्या संसारि- 
विद्या च यात्‌। न च वस्तुनो- 
उधेजरतीयत्व॑ कल्पयितु युक्त तत््व- 
ज्ञानविवक्षायाप््‌ , श्रोतुः संशयो 
हि तथा स्यात्‌ | निश्चितं च ज्ञानं 
पुरुषाथंसाधनमिष्यते.. “यर्य 
स्वादड्धा न विचिकित्सास्ति” 
( छा० 3० ३।१४।४ ) “संश- 
यात्मा विनश्यति” (गीता ४ । 
४०) इति श्रुतिस्मृतिभ्याम्‌ | 
अतो न संशयितो वाक्यार्थो 
वाच्य; परहिताथिना । 


ब्रह्मणि 
अस्मदादिष्विव अपेशला 'तदा- 
स्मानमेवावेत्तस्मात्तत्सव मभवतः 
इंति--इति चेत्‌ १ 

न/ शाद्रोपालम्भात्‌ । न 








साधकत्वकरपना 





व्यपदेश उपपन्न नहीं द्ै। उस 
अवस्थामें वह ब्रह्मविय्या और संसारि- 
विद्या भी कह्दठावेगी । और तत्त्वज्ञान- 
का निरूपण करना अभीष्ट होनेपर 
वस्तुके विपयमें अर्धजरतीय-कल्पना 
करनी उचित नहीं है क्योंकि ऐसा 
करनेपर सुननेवालेकी. सन्देह 
होगा | पुरुषार्थका साधन तो निश्चित 
ज्ञान ही माना जाता है; जेैप्ता कि 
“जिसे संशय नहीं होता [ उसे ही 
व्रह्म-साक्षात्कार होता है ]'” इस श्रुतिसे 
और “संशयात्मा नष्ट हो जाता है” 
इस स्वृतिसे सिद्ध होता है | अतः 
दूसरोका हित चाहनेवाले पुरुषको 
वाक्यका संशययुक्त अर्थ नहीं 
करना चाहिये । 

पूर्व ०-किन्तु 'उसने अपनेको ही 
जाना [ कि मैं ब्रह्म हूँ ] अत. वह 
सर्वे हो गया” इस वाक्यके अनुसार 
हमलोगोंकी तरह ब्रह्ममें साधकत्वकी 
कल्पना करनी तो अच्छी नहीं है । 

पसिद्धान्ती-ऐसा न कहो, क्योंकि 
यह उपाल्म्म शासत्रके डिये है। 


न “एू८यटदटद्यपू्फक्ै्लनजक----_++बजः 
$. एक ही वस्तुके विषयर्मे दो विरुद्ध कल्पना करना अर्धजरतीयन्याय 


कहलाता है, जैसे कोई कहे कि आधी गाय तो बूढ़ी हे गयी है और आधी बच्चा 


देनेमें समर्थ है | 


[ 


ब्राह्मण 3 | 


शाडूरभाष्याथे 


२४२ 


अक<८ १७ नया: प्यक 2) चहाई 2) या मे). नह 2:23 न्यड 2: नया 229 न्याई: 2८% व्याई >:2)2७: चई >> न ० अक- 


हस्मत्कल्पनेयम्‌/ शाख्रकता तु; 
तस्माच्छाश्नस्यायम्पालम्भः..। 
न॒च्‌ ब्रह्मण इृष्ट चिकीषुणा 
शाल्राथविपरीतकत्पनया खारथ- 
परित्यागः कार्यः | न चेता- 
वत्येवाक्षमा युक्ता भवतः । सब हि 
नानात्व॑ ब्रह्मणि कल्पितमेव 
“उकधेवानुद्गश्व्यम्‌!! ( द्ू० उ० 
४।४। २० ) “नेह नानास्ति 
किश्वन' ( ४ | ४। १९ ) “थत्र 
हि हेतमिव भवति” (२। ४ । 
१४ ) “एकमेवाहितीयम! ( छा० 
उ० ६।२। १) इत्यादिवा- 
क्यशतेम्यः । सर्वो हि लोकव्यव- 
हारो ब्रह्मण्येव कठिपतो न पर- 
मारथः सन्‌, इत्यत्यल्पमिदसुच्यते 
इयमेव कल्पना अपेशला' इति । 


तस्मादू्‌ यत्प्रविष्ट स्रष्ट ब्रह्म, 
तह । वेशब्दोब्वधारणाथेः । 
इद शरीरस्थ॑ यद्‌ गलब्यते, 


अग्रे आक्प्रतियोधादपि बद्लेवासीत्‌, 


यह हमारी कल्पना नहीं है, अपितु 
शात्नकी की हुई है, अतः यह शात्रके 
ही लिये उपालम्म है । और ब्रह्मका 
इष्ट करनेकी इच्छावाले पुरुषको 
शास्रके अर्थसे विपरीत कल्पना 
करके उसके अर्थका परित्याग नहीं 
करना चाहिये । आपके लिये इतनी 
अक्षमा उचित नहीं है । सारा 
नानात्व ब्रह्ममें कल्पित ही है । 
“उसे एकरूप ही देखना चाहिये””, 
“यहाँ नाना कुछ भी नहीं है”, 
“जहाँ द्वैत-सा होता है?”, *एक ही 
अद्वितीय ब्रह्म द्वै” इत्यादि सैकड़ों 
वाक्योंसे यही बात कही गयी है । 
ब्रह्ममें तो सारा ही लोकव्यवहार 
कल्पित ही है, यह परमार्थतः सत्‌्‌ 
नहीं है; अतः यही कल्पना अच्छी 
नहीं है” यह तो तुम बहुत छोटी 
बात कहते हो | 

अतः जो सृश्किता ब्रह्म प्रविष्ट 
हुआ था, वही यह अह्म है । तह्म 
वै! इसमें 'बै? शब्द निश्चयार्थक है । 
(इद्म्‌! अथात्‌ यह जो रशारीरमें स्थित 
दिखायी देता है “अग्रे-वोध होनेसे 
पूर्व भी त्रह्म ही था तथा यह सर्व भी 


सव चेद्सू । किन्त्वप्नतिबोधात्‌ |था । किन्तु - 


चृ० उ० ३१--३२-- 


२७२ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय * 


जकर2 ब्का 22, न 22७ नई २729 ८29 ८29. आई ५329७, व्याई 2:2७, ऋष ८2% "कर: बकरे % नई->: कक 


अन्नह्मास्म्यसवे च! इत्यास्मन्यध्या- 'मैं अन्रह्म हूँ, अस्व हूँ” ऐसा आरोप 


रोपात्‌ 'कताह क्रियावान्फलानां च 
भोक्ता सुखी दुःखी संसारी' इति 
चाध्यारोपयति । परसाथंतस्तु 
ब्रह्केय तह्विलक्षणं सर्वे च । 
तत्कथश्विदाचायेंग.. दयालुना 
प्रतिबोधितम्‌॒ 'नासि संसारी' 
इत्यात्मानमेवावेत्खाभाविकम्‌ । 
अविद्याध्यारोपितविशेषवर्जितमिति 
एवशब्दस्याथ! । 

ब्रहि कोथ्सावात्मा खाम्ा- 
विक/ यमात्मानं विदितवद्रह्म । 


ननु न स्मरस्थात्मानम दर्शितो 


आत्मस्वरूप- ह्मसो, यू हइह प्रवि- 
विवेचनन जय झ्राणित्यपानिति 


व्यानित्युदानिति समानिती ति। 


ननु असो गो) असावश्वः' 
इत्येबमसी व्यपदिश्यते भवता 
नात्मानं प्रत्यक्ष दशयसि । 


कर छेनेसे "मैं कर्ता हूँ, क्रियावान्‌ 
हूँ, फलोका भोक्ता हूँ, छुखी हूँ, 
दुःखी हूँ और संसारी हैं' ऐसा अध्यारोप 
कर लेता है। वस्तुतः तो वह उससे 
विल्क्षण ब्रह्म और सर्वरूप ही है । 
उसने दयालु आचार्यद्वारा किसी 
प्रकार तू ससारी नहीं है! ऐसा 
बोध कराये जानेपर खाभाविक 
आत्माको ही जाना। आत्मानमेव! 
इसमें एव'शब्दका यह अभिप्राय है कि 
“उसने अविद्याद्वारा आरोपित विशेषसे 
रहित-निवि शेष आत्माको जाना ।? 


पूव ०-अच्छा, बताओ वह खा- 
भात्रिक आत्मा कौन है * जिसे 
ब्रह्मने जाना । 


पिद्धान्ती-क्या तुम्हें आत्माका 
स्मरण नहीं रहा; उसे 'जो यह 
शरीरमे प्रवेश करके प्राण, भपान, 
व्यान, उदान और समानकी क्रियाएँ 
करता है वढ् आत्मा है! इस प्रकार 
प्रदर्शित किया था। 

पूव ०-किन्तु वह गौ है, वह 
घोड़ा है! इत्यादिरूपसे तुम उसका 
नामनिर्देश तो करते हो, परन्तु 
आत्माको प्रत्यक्ष नहीं दिखाते । 


ब्राह्मण ४ | 


शाह रभाष्यार्थ 


२४७३ 


कर 3७ नए: ब्याद ८09४७ नए: व्क>:2ऋ चाई<<-. 0७ का < 2 व्यापक आई न ब्यपट पक न >:2ऋ आई 


एवं तहिं द्रष्ट श्रोता मन्ता 

विज्ञाता, स आत्मेति । 
हक] शनार्दि्: # श्र 

ननन्‍्वत्रापि दशनादिक्रियाकतु। 
खरूप॑ न ग्रत्यक्ष दशशेयसि। न 
हि. गमिरेव गन्तुः खरूप॑ 
छिदिवां छेत्तुः । 

एवं तहिं च्ऐेद्रश श्रुतेः श्रोता 
मतेर्मन्ता विज्ञातेविज्ञता, स 
आत्मेति । 

नन्वत्र को विशेषों द्वष्टरे 
यदि ्ुष्टेद्रेश, यदि वा घटस्य 
द्रष्ठ/ स्वथापि द्रष्टेय | द्रष्टव्य 
एवतु भवान्विशेषभाह रुश्टेद्रे्टेति। 
द्रण तु यदि दृष्ट), यदि वा घटरथ) 
द्रष्टा द्रष्टव । 

न) विशेषोपपत्तेः। अस्त्यत्र 
विश्वेष---्ष्टेद्रश् स दृशिश्रेद्‌ 
भवति नित्यमेव पश्यति दृष्टि, न 


कदाचिदपि दृष्टिन दच्यते द्रष्टा; 


पिद्धान्ती-तो फिर ऐसा समझो 
कि जो द्रष्टा, श्रोता, मन्‍्ता और 
विज्ञता है, वह आत्मा है। 

पूर्व ०-किन्तु यहाँ भी तुम 
दर्शनादि क्रिया करनेवाटेका खरूप 
प्रत्यक्ष नहीं दिखाते । जाना ही 
जानेवालेका और छेदन ही छेदन 
करनेवालेका खरूप नहीं है | 

चिद्धान्ती-तो फिर जो इृष्टिका 
द्रष्ठा, श्रुतिका श्रोता, मतिका मन्ता 
और विज्ञातिका विज्ञाता है, वही 
आत्मा है--ऐसा समझो । 

पूर्व ०-किन्तु इससे द्रष्टामे क्या 
विशेषता हुईं ? चाहे दृश्का द्र॒ष्टा 
हो चाहे घटका द्रश, वह तो सब 
तरहसे द्रष्टा ही रहा । दृश्का द्रश् 
कहकर तो आप केवल द्रष्टब्यमे 
ही विशेषना बतबाते हैं । द्वष्ठा तो 
चाहे दृष्टिका हो चाहे घटका, द्रष्ट 
द्रष्टा ही है । 

तिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
! क्योंकि घटदश और इश्द्रिष्टाका भेद 
सम्मव है | यहाँ एक भेद है- 
जो इष्टिका द्रष्टा है वह, यदि 
दृष्टि होती है तो, उसे नित्य ही 
देखता है | ऐसा नहीं होता कमी 
द्रष्ठायो दृष्टि न भो दिखायी पड़े । 





२४४ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


जो >टफ प्यार नया: प्या>:2:%, व्याई 2: व्याई >> ध न्य>-2.4% व्याई > 2 न्याई < “72: व्यय, न्याई (3: 2स्‍%, व्यर्द:>: 2 


तत्र. दइषच्श्या 
भवितव्यम्‌) अनित्या चेद्‌ द्रष्डु- 
देष्टिप तत्र धश्या या दृष्टि सा 
क्रदाचित्न व्व्येतापि, यथानि- 
त्यया दृष्या घटादि वस्तु । न 
च्‌ तद्दद दृष्टेद्रेश कदाचिदपि 
न पश्यति दृष्टिम्‌ | 

कि हे दृष्टी द्रष्ट/-नित्या अहद- 
शया, अन्या अनित्या दृब्येति १ 


बाढम; प्रसिद्धा तावदनित्या 
दृष्टि, अन्धानन्धत्वदशनात्‌ । 
नित्येथः चेत्सवोडउनन्ध. एच 
खात्‌ । द्रषटस्तु नित्या दृष्टिः 
“न हि दु्रंश्टेविंपरिलोपो 
विद्यते!--इति श्रुतेः । 
अनुमानाच--अन्धस्यापि घटा- 
द्याभासविषया खप्मे दृश्रिप- 
लम्यते, सा तहींतरदृश्िनाशे 
न नश्यति, सा द्रष्ृदष्टिः | तया- 
विपरिलप्तया नित्यया दृश्या 





नित्यया । उस अवस्थामें द्रष्ठाकी इृश्टि नित्य 


होनी चाहिये | यदि द्रष्टकी दृष्टि 
अनित्य होगी तो उसकी दृश्यमूता 
जो दृष्टि है वह कभी नहीं भी 
देखी जायगी, जैसे कि अनित्य 
दृष्टिसे घटादिवस्तु | किन्तु उसके 
समान दृष्टिका द्रश कभी दशकों 
न देखता हो--ऐसी बात नहीं है । 


पूर्व ०-तो क्‍या द्रष्टकी दो 
दृष्टिया हैं--एक नित्य और अदृश्य 
तथा दूसरी अनित्य और दृश्य * 

सिद्धान्ती-हों, छोकमें अन्ध् 
और अनन्धत्व दोनों देखे जानेसे 
अनित्य इष्टि तो प्रसिद्ध द्वी है । 
यदि यह दृष्टि नित्य द्वी होती तो 
सब अनन्ध ( नेत्रवान्‌ ) द्वी छोते । 
किन्तु “द्रष्टाकी दृष्टिका कमी छोप 
नहीं होता” इस श्रुतिके अनुसार 
द्रश्ठकी दृष्टि तो नित्य है। यह 
बात अनुमानसे, भी सिद्ध होती 
है। अन्धे पुरुषकी भी खममें 
घटठाभासादिविषयिणी दृष्टि देखी 
जाती है| वह ॒ दृष्टि अन्य ( नेत्र- 


| सम्बन्धिनी ) दृष्टिका नाश हो 


जानेपर भी नष्ट नहीं होती | वह 
द्रष्ठाकी दृष्टि है। उस कभी लुप्त 


ब्राह्मण ७ ] 


० 5 


शाउरभाप्याथे 


२७५ 


जय. :क प्यार >> पका: ---8 “हाई 7-22 व्य 7--2७ न्यू -- 22७ न्य्->-% न्का _0 व्यदे>:2:- नए २१५, अर: व्क _- 


स्वरूपभूतया खयज्ज्योतिःसमा- ' न द्वोनेवाली खथंज्योति.सक्ञिका 


ख्ययेतरामनित्यां दृष्टिं खमवु- 
द्वान्तयोयासनाप्रत्ययरूपां नित्य- 
मेव पव्यन्दएद्रण भवति। एवश्व 
सति दृष्टिर्व स्वरूपमसयाग्न्यो- 
प्ण्यवत्‌, न काणादानामिच दृष्टि- 
व्यतिरिक्तोब्न्यश्रेतनो द्रष्ठा । 


तद्क्ष आत्मानमेच नित्यह्य्रू 
पमध्यारोपितानित्यच्ट्यादिवर्जि- 
तमेवावेद्विदितवत्‌ । 
ननु विप्रतिपिद्धं “न विज्ञाते- 
विज्ञातारं विजानीया/” (ब्रु० 
उ० ३।४।२) इति श्रुतेः, 
विज्ञातुविज्ञानम्‌ । 
न) एवं विज्ञानान्न विप्रति- 


पेधः | एवं रृष्टेद्रेष्टेति विज्ञा- 


यत एव | अन्यज्ञानानपेक्ष॒त्वाच्च--- 





| खरूपभूता नित्यदष्टिसे खप्न और 
[ जाग्रदवस्थाओमें रहनेवाली वासना- 
, प्रत्ययरूपा इश्टिको नित्य ह्वी देखते 
रहनेके कारण वह दृष्टिका द्रष् 
होता है। ऐसा होनेके कारण 
| अग्निकी उप्णताके समान इष्टि ही 
| आत्माका खरूप है | कणादि- 
मतावलम्बियोकी मान्यताके समान 
इश्सि भिन्न कोई अन्य चेतन 
द्र्टा नहीं है । 

उप्त ब्रह्मनने जो अन्य आरोपित 
अनित्य दृष्टि आदिसे रहित है, उस 
नित्यडग्रूप आत्माको ही अवेतू- 
जाना । 


पूर्व ०--किन्तु “विज्ञानशक्तिके 
विज्ञाताको तुम नहीं जान सकते” ऐसी 
श्रुति होनेसे विज्ञाता (आत्मा) को 
जानना तो विरुद्ध कथन जान 
पड़ता है । 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है । 

इस प्रकारके विज्ञानसे इस श्रुतिका 
। विरोध नहीं होता । बह दृष्टिका 
द्रष्टा है? इस प्रकार तो वह जाना 
ही जाता है । इसके सित्रा अन्य 
ज्ञानकी अपेक्षा न होनेके कारण भी 
[ इस कथनमें विरोध नहीं है ]। 





२४६ 


बृहदारण्यकों पनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


न च द्रष्टनित्येव दृष्टिरित्येबं 
विज्ञाते द्रष्टविपयां दृष्टिमन्या- 
माकाडृते। निवतेते हि द्रष्ट- 
विपयद्श्याकाड़ा तदसम्भवादेव | 
न हविध्यमाने विषय आकाड्डा 
कस्यचिदुपजायते । न च द्व्या 
दृश्द्रिष्टारं विषयीकतु मुत्सहते, यत- 
स्तामाकाड़्ेत । न च खरूपविष्‌- 
थाकाडा खस्मैव । तस्मादज्ञाना- 
ध्यारोपणनिवृत्तिरेव आत्मानमे- 
चाचेत' इत्युक्तम, नात्मनो विषयी- 
करणम । 

तत्कथमवेत्‌  इत्याह--अहं 
रश्ेद्रेश आत्मा ब्रह्मास्मि मवामीति। 
ब्रह्नेति-यत्साक्षादपरोक्षात्सवान्तर 


आत्मा अशनायादतीतो नेति 


नेत्यस्थूलमनण्वित्येवमादि लक्षणम्‌, 


तदेवाहमस्मि, नान्‍्यः संसारी, 


द्रष्ठकी दृष्टि नित्या ही है--ऐसा 
ज्ञान हो जानेपर उस दशष्टिको 
विपय करनेवाढी किसी अन्य इृष्टि- 
की अपेक्षा नहीं होती। बल्कि 
इससे तो द्रशको विषय करनेवाले 
इृष्टिकी आकाइक्षा निरृत्त हो जाती 
है, क्योकि उसका होना असम्भव 
ही है। जो वस्तु विद्यमान नहीं 
होती उसके लिये किसीकी आकाइक्षा 
नहीं हुआ करती । कोई भी दृ्य- 
भूता दृष्टि द्रशको विषय करनेमें 
समर्थ नहीं है, जिससे कि उसकी 
आकाइक्षा की जाय और अपने 
खरूपके विषयमें अपने ही आकाइक्षा 
हुआ नहीं करती | अतः आत्माको 
जाना! इस वाक्यसे अज्ञानके 
आरोपकी निद्धत्तिका ही निरूपण 
किया गया है, आत्माको विषय 
करना नहीं बताया गया । 


उस ब्रह्मने किस प्रकार जाना * 
सो श्रुति बतलाती है, में दृष्टिका 
द्रष्टा आत्मा ब्रह्म हँ--ऐसा जाना | 
ब्रह्म अथोत्‌ जो साक्षात्‌ अपरोक्ष 
सवोन्तर आत्मा, छ्षुधादि विकारोसे 
रह्वित, निति-नेति' वाक्यप्रतिपादित, 
अस्थूल, असूक्ष्म इत्यादि प्रकारके 
लक्षणोंवाला है, वही मैं हूँ; जैसा 


ल 
शिदण ४ ] शाउग्भाप्पाथ २७७ 
३. "१: 4०० व्याक") >2कन यहा.) #क "या: कक, "या... 0० पाए? -फा७ व्यक" - पक नया. पक “या उकक न्याई--.)2०७ व्यू -- डक, नया बक 


यथा भयानाँति । तम्मादेय 
वितानात्षद्रञअ सवमभवतू--अ- 
प्रप्राध्यागेषणापगमान्‌ तत्कास- 
स्पासयन्यस्थ नि।च्या सयममेवन्‌ | 
तस्मायुक्तमेय मनुष्या मन्यन्‍्ते 
यदन्न प्रवियया से भविष्याम 


रत 


उति । 


यन्‍्यष्टम. 'फ्रिमु तद़मावेद 
यस्मात्तस्मवममयन्‌! इति, तन्नि- 
णीतम - “'बगा वा दंद मग्र आसीत्‌ 
त्रग्मास्मीति 
श्ति। 


तदान्मानमेयायेद ट॑ 
तस्मात्तन्मव ममबन 

तत्तत्र यो यो दवानां मध्ये 
"प्रिय रव- सत्यवृध्यत अतिथु- 
शर्ना सा +- दूवानात्मान यथों 
आधरनम क्ेनविधिना,सएव 
ग्रतियुद्धू आत्मा तद्झामवत्‌ | 
तथर्पीणां तथा मनुष्याणां च॑ 
मध्ये । देवानामित्यादि लछोकः 


कि जाप कहते € में अन्य यानी 
मताये नहीं हु । अतः इस प्रकार- 
फे अितानसे चह ब्रह्म सर्बरूप 
दी गया | अथात्‌ अम्रद्मरूप 
अध्यारापक बावसे उसके कार्यभूत 
ससठ की निवृत्ति दो! जानेसे वह्द 
सूप ही गया | अतः मनुष्य 
जो एसा मानते ६ कि बअद्मव्रियाके 
रा एम सर्वरूप हो जायँगे, वह 


हर 
उचित दी ४ । 


[इस प्रफार ) यह जो पूछा 
गया था कि 'उस अपने क्‍या जाना 
भिससे व सर्व हो गया' उसका 
पहूछे यह बह्य दी था, उसने 
आत्याको ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ, 
अत बढ सर्व दो गया! इस वाक्य- 
से निर्णय कर दिया गया । 

अनः देवताअंमिंसे जिस-जिसने 
आत्माकों उपर्युक्त प्रकारसे जाना 
बढ्ी बोधवान्‌ आत्मा वह अर्थात्‌ 
ब्रद्ा दो गया । इसी प्रकार ऋषियों 
ओर मजुष्योंमें भी हुआ। यहां 
नददेवानाम! इत्यादि जो कथन दे 
वह छोकद्रष्टिको लेकर है, अह्मत्व- 
बुद्धिसि ऐसा नहीं कहा जाता, 


व्टथपेक्षया न त्रव्नत्ववुद्धयोच्यते | | क्योंकि 'पुरुपने शरीररूप पुरमे 
पुर पुरुष आविशत्त! इति सबत्र प्रवेश कियाः इस वाक्यसे हम 


२४८ 


बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


जय फ्र, बट, बक(नफ न 72 ब्यर >स्‍७७, नाई ०:28, का >:2: “कई 2:७७ “यह <->:-:- नया: इक ब्कडटेफ ब्ड2 


ब्रह्मेवानुप्रविश्मित्यवोचाम । अतः 
शरीराद्युपाधिजनितलोकद्श्यपेक्ष- 
या देवानामित्याद्य॒च्यते | पर- 
मार्थतस्तु॒तत्र तत्र ब्रह्मेवाग्र 
आसीत्माक्प्रतिबोधादू देवादि- 
शरीरेष्वन्यथेव विभाव्यमानम्‌ । 
तदात्मानमेवावेत्तथेव च सर्वम- 
भवत्‌ । 

अस्या ब्रह्मविद्यायाः सर्वभावा- 
पत्तिः फलमित्येतस्यार्थस्य द्रढ़ि- 
म्ने मन्त्रानुदाहरति श्रतिः । 
कथम्‌ $ तदू ब्रह्म एतदात्मान- 
मेव 'अहमस्मि' इति पश्यन्नेतस्मादेव 
ब्रक्षणो दशनाइषिर्वामदेवाख्यः 
प्रतिपेद ह प्रतिपन्नवान्किल । 
स॒एतस्मिन्त्रह्मात्मदशनेज्वस्थित 
एतान्मन्त्रान्ददशे-'अहं मनुरभवं॑ 
सर्यश्र इत्यादीन्‌ । 

तर्देतड्रक् पर्यन्‌'इति ब्रह्मविद्या 


परामृइयते | 'अहं मनुरभवं सर्यशर' 


ब-->-+-ु 


बतला चुके हैं कि सर्वत्र त्रह्म द्वी 
अनुप्रविष्ट हुआ | अतः शरीरादि- 
उपाधिजनित ल्येकदृष्टिकी अपेक्षासे 
'देवानाम्‌! इत्यादि कहा गया है। 
परमार्थतः तो पहले उन-उन 
देवादि-शरीरोमें बोध होनेसे पूर्व 
अन्यरूपसे भावना किया जाता 
हुआ ब्रह्म ही था। उसने आत्माको 
जाना और उसी प्रकार स्वरूप 
हो गया । 


इस ब्रह्मविद्याका फल सर्वभावकी 
प्राप्ति है; इसी बातको दृढ़ करनेके 
लिये श्रुति मन्त्र उद्धुत करती है । 
किस प्रकार उद्धुत करती है * उत्त 
ब्रह्मको इस प्रकार देखनेवाले अर्थात्‌ 
अपनेको ही मैं ब्रह्म हुँ-ऐसा समझने- 
वाले वामदेवनामक ऋषिको इस ब्रह्मके 
दर्शनसे ही यह प्रतिपत्ति हुई--यह 
ज्ञान हुआ | इस त्रह्मात्मदर्रशनमें 
स्थित द्ोकर उसने इन “अहं 
मनुरभवं सूर्यश्च' इत्यादि मन्‍्त्रोंका 
साक्षात्कार किया । 

'तंदेतड़ह्म पर्यन्‌” इस वाक्यसे 


श्रुति ब्रह्मविद्याका परामर्श करती है 
तथा 'अह मनुरभवं सूर्यश्च' इत्यादि 





१. मैं मनु हुआ और सूर्य भी | २. उस इस ब्रक्मको देखते हुए । 


ब्राह्मण ४ ] शाडूरभाष्याथे २७४९ 
"आई ६२:०० व्याद-ये-.2# नक >::कक व्यक-क- जया ->:2अक च्द:>7- 3 च 2 ८2 पक ्याक-+डक ब्याए >> पक न्याए 2, बक >टफ, बका पक 





इत्यादिना स्वेभावापत्ति बह्म- | वाक्यसे वह्मविद्याके छूछ सर्वभावकी 


विद्याफल॑ परामृशति । पश्य 


न्सवत्मभाव फल आंतपंद इत्य- | 


प्राप्तिका परामश करती है । ब्रह्मको 
देखनेवाले वामदेव ऋषि सवात्ममाव- 
रूप फलको प्राप्त हुए---इस ग्रयोगसे 


स्मात्ययोगादू. ब्रह्मविद्यासहाय- | वह मोक्षको ब्रह्मविद्याक सहायभूत 


साधनसाध्यं॑ मोक्ष दर्शयति) 
अज्ञानस्त॒प्यतीति यद्दत्‌ । 
सेयं ब्रह्मविद्यया स्वेभावा- 


पत्तिरासीन्महतां देवादीनां वीया- । 


तिशयात्‌ । नेदानीमैदंयुगीनानां 
विशेषतो मनुष्याणाम्‌, अत्पवीर्य- 
त्वादिति सात्कस्यचिद्बुद्धि/ 
तदुत्थापनायाह-- 

तदिदं ग्रकृतं ब्रह्म यत्सर्व- 
भूतानुमविष्ट इश्टिक्रियादिलिद्भम 


साधनंसे साध्य दिखलाती है, जैसे 


[कि भोजन करनेवाला तृप्त 
| होता है |*% 
ब्रह्मविद्याक द्वारा वह यह 


सर्वभावकी प्राप्ति देवादि महापुरुषोंको 
उनमें विशेष साम्ध्ये होनेके कारण 
हो गयी थी। अब चतंमानयुगके 
प्राणियोंको और उनमें भी अल्पवीर्य 
होनेके कारण मनुष्योंको उसकी 
प्राप्ति नहीं हो सकती--ऐसा यदि 
किसीका विचार हो तो उसे निद्वृत्त 
करनेके लिये श्रुति कहती है-- 
उस इस ग्रकृतत ब्रह्मको, जो 
समस्त भूतोंमें अनुप्रविष्ट है. तथा 
इष्टि-क्रियादि जिसके लिड्ड हैं, इस 


एतप्रेंतस्मिन्नपि वर्तमानकाले यः | समय अर्थात्‌इस वर्तमानकालमें भी जो 


कफशथिदयाजूत्तब्राह्योत्सुक्य आत्मा- 


नमेवेद॑ वेद 'अहं ब्र॒ह्मास्मि! इति- 


अपोद्योपाधिजनितश्रान्तिविज्ञाना- 
घ्यारोपितान्विशेषान संसारधमो- 





कोई बाह्य विषयोंकी अभिलापासे सुक्त 
होकर आत्माको ही !मैं ब्रह्म हूँ इस 
प्रकार जानता है अर्थात्‌ उपाधि- 
जनित मिध्या ज्ञानसे आरोपित 
विशेषोका वाघ कर जो ऐसा अनुभव 
करता है कि मैं जिसमें संसारधर्मोकी 


& इस वाक्य जैसे भोजन-क्रिया तृतिका साधन प्रतीत होती है; उठी प्रकार 


मुक्ति चाधन बह्मविद्या है । 


रण० 


बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


व्याई<: 2, नई (20%, बा ८2% व्ाइए०-. ८2:79, “कई ८2) (272 «८८५२-27 व्याई 72%, व्या((-८2 9७, व्याई 77%, व्यापक, 


नागन्धितमनन्तरमवा््य बत्नेवाह- 
मस्मि केबलमिति--सोअविद्या- 
कृतासवंत्वनिशषत्तेत्र्मविज्ञानादिदं 
सर्वे भवति । न हि. महा- 
वीर्येषु वामदेवादिषु हीनवीयेंषु 
वा बातमानिकेषु मलुष्येषु ब्रह्मणो 
विशेषस्तद्विज्ञानस्य वास्ति । 
वातंमानिकेषु पुरुषेषु तु ब्रह्म- 
जहाविधा- पिथफिले अनेका- 
माहल्यम जन्तिकता शह्नयत 
इत्यत आह--तस्थ ह ृब्रह्मविज्ञा- 
तु्यथोक्तेन विधिना देवा महा- 
वीयांश्व नापि अभृत्यै--अभवनाय 
अह्सवभावय, नेशते न 
पर्याप्ता। किम्नतान्ये । 
ब्रक्मविद्याफलग्राप्तों विधकरणे 
जद्यविधाफब्प्राप्तौ देवादय ईंशत इति 
देवेन्य. कथ. का शरड्ढय १ इत्यु- 
विन्नाशका व्यते-देवादीन्प्रति 


ऋणवत्त्वान्मत्यानाम्‌। “ब्रह्मचर्येण 


गंध भी नहीं है ऐसा अन्तर-वाह्मशून्य 
जुद्ध ब्रह्म ही हैँ, वह अवियाकृत 
असर्वत्वकी निद्त्ति हो जानेसे 
त्रह्मज्ञानके द्वारा यह स्व हो जाता 
है | महान प्रभावशाली वामदेवादि 
अथवा मन्दवीय॑ आधुनिक पुरुषोर्मे 
ब्रह्न अथवा उसके विज्ञानका कोई 
अन्तर नहीं है । 

आधुनिक पुरुषोमें ब्रह्मविधाके 
फलकी अनिश्चितताकी रह्ढा की 
जाती है, अत: श्रुति कहती है-- 
महय प्रभावशाल्ली देवगण भी उपर्युक्त 
विधिसे उस ब्रह्मको जाननेवालेकी 
अभूतिका अर्थात्‌ ब्रह्मरूप सर्वभावको 
न होने देनेका सामर्थ्य नहीं रखते, 
फिर औरोंकी तो बात ही क्‍या 
है? 
.. किन्तु ब्रह्मविद्याके फछकी प्राप्तिमें 
विश्न करनेमें देवादि समर्थ द्वोते हैं- 
ऐसी शह्ढा क्‍यों होती है ? इसपर 
कहते हैं--क्योंकि देवादिके प्रति 
मनुष्य ऋणवान्‌ हैं, जैसा कि “अहा- 
चर्यके द्वारा ऋषियोंसे, यज्ञद्वारा 


ऋषिभ्यों यज्ञेन देवेम्यः अजया | इवताओंसे और पुत्रोत्पादनद्वारा 
पिठ्भ्य/! इति हि जायमानमेवर्ण- | पितरोंसे | उक्रण हो ]” यह श्रुति 
चन्त॑ पुरुष दशेयति श्रुति! । पशु- | जन्ममात्रसे ही पुरुषको ऋणी दिखाती 


ब्राह्मण ७ ] शाइरभाष्यार्थ रण१ 
अअं322-«४२5.. «४९42०. «६२०. ०६२२७..«६२०५०.. ०६२२७. ०६६०५. व्यक्त पाई 22% बाय फ 
निदशनाच “अथोज्यं॑ वा! | है तथा “अथो अय॑ वा आत्मा सर्वेगा , 
( बृ० उ० १॥ ४ १६) इत्या- | खाना लोक.” इस श्रुतिसे मनुप्य- 
५ लाता सिपार को पशुरूप बतलछाया जानेके कारण 
दिलाकश्ुतेशवात्सनो. ३ जिस प्रकार उत्तमर्ण ( ऋण देने- 
पिपालयिषयाधमर्णानिव॒ देवाः | वाछा ) अधमणों (ऋण लेनेवाढों ) 

लग मम को कष्ट देता है उसी प्रकार देवगण 
परतत्त्रान्मनुष्यान्मत्यम्तत्वत्राप्त | | अपनी बृत्तिका निर्वाह करनेके 
प्रति विन कुर्युरिति न्याय्यै- | लिये परतन्त्र मनुष्योंके प्रति अमृतल्व- 
हि प्राप्तिम विन्न करे--यह शझा 
वेंधा शझ्ढा । न्याय्य ही है | 


सखपशन्खशरीराणीव च्‌ रक्षु- । देवगण अपने इन पशुओकी 
न्‍्ति देवाः। महत्तरां हि बृत्ति । अपने शरीरोके समान रक्षा करते 

कक । हैं | एक-एक पुरुषकी अनेकों 
कमा ति देवादीनां | पशुओंसे समता करके श्रुति उसे 


चहुपशुसमतगैकेकरय पुरुपस्य । देवादिकी बहुत बड़ी कर्मात्रीन वृत्ति 
मा अमन | दिखछायगी और यह भी कहेगी 

तस्मादपा तन्न ग्रय यद्तन्मनु-  (छे "अतः उन्हें यह प्रिय नहीं है 
ष्या विद्यु/ (१।४।१०) किमनुष्य इस आत्मतत्तको जाने” । 
« तथा आगे चलकर यह भी कहेंगी 
ने ; कि “जिस प्रकार पुरुष अपने शरीर- 


खाय लोकायारिशिमिच्छेदेव< , का अविनाश चाहते है उसी प्रकार 
जैबंबिंदे सर्वाणि “७ स्लो देवताओंसे उक्कण होने- 
हैबंविदे सर्वाणि भूतान्यरिए्टि- जो ऐसा ( से उन्नण होने 
८ हक के लिये अपना कच्च्य ) जानता 
मिच्छास्तः (१।४। १६) ६ उत्तका देवादि समल भूत 

|| बच 


> १7 | 


इति च । अविनाश चाहते £ 


इति हि वक्ष्यति। “यथा ह 


त्रह्मवित्ते पाराशथ्यनिवृत्तेनें.. छिल्तु तर 


आिी+++--+_ 


2 
<। 
बा 


१. यह प्रतिद सात्मा समस नतीजा 


र५२ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


जय कान, न 220० एस: काट नई बाप 20 बई२८2 4७ २८७. 5-7७ ब्याज ऋ नई न 


खलोकत्व॑ पशुत्वश्वेत्यभिग्रा- 


योउप्रियारिष्टियचनाभ्यामव ग- 
म्यते। तस्माहझझविदो ब्रह्मविद्या- 
फल्प्राप्तिं प्रति कुर्युरेव विश्न 
देवा प्रभाववन्तश्व हि ते । 


नन्‍्वेव॑_सत्यन्याखपि कर्म- 
विप्लमयाच्छालर्थ - फलप्राप्तिषु देवानां 
सम्पादनाविज्न्म विप्नकरणं पेयपान- 
शत्याशह्ूूयते समम्‌ | हन्त तर्झ- 
विसम्भोज्म्युदयनिःश्रेयससाध ना- 
नुष्टानेष ।  तथेश्वरसाचिन्त्य- 
शक्तित्वाद्िपघ्करणे पश्ृत्वम्‌ | 
तथा कालकर्ममन्त्रोषधितपसाम्‌ । 
एपां हि फलसम्पत्तिविपत्तिहेतुरत्व॑ 
शास्त्रे लोके च प्रसिद्धम | अतो5- 
प्यनाश्रासः शाद्रार्थानुष्ठाने । 


न; स्वपदार्थानां नियतनि- 


मित्तोपादानात, 
जगह्देचित्यद्शना- 


तन्निराक्रियते 


पाराथ्य ( अन्यका उपभोग्य होना ) 


निवृत्त हो जानेसे उसके देहात्मल 
और  देवपशुत्व नहीं रहते--यह 
अभिप्राय उपर्युक्त अप्रिय और अरिष्टि- 
वाक्योसे वबिदित होता है। अतः 
ब्रह्मवेत्ताको ब्रह्मविद्याका फल प्राप्त 
होनेमें देवगण वित्न करेंगे ही और वेहैं 
भी प्रभावशाली | 


शड्ा-ऐसी बात है तो अन्य 
कर्मफर्ोकी प्राप्तिमें विन्न करना भी 
देवताओके लिये जल पीनेके समान 
[ सुलभ ] है | तब तो अभ्युद॒य 
(भोग ) और नि'श्रेयस (मोक्ष) के 
साधनोंके अनुष्ठानमें विश्वास नहीं 
हो सकता । इसी प्रकार अचिस्त्य- 
शक्तिसम्पन्न होनेके कारण ईश्वर भी 
विप्न करनेमें समर्थ हैं ही । तथा 
काल, कम, मन्त्र, ओषधि और तपका 
भी बहुत बड़ा प्रभाव है | शात्र एव 
लोकमें फलकी प्राप्ति या अभ्राप्तिमें 
इनकी हेतुता प्रसिद्ध ही है । इसलिये 
भी शाख्राज्ञाके अनुष्ठान्में अविश्वास 
ही रहेगा । 
समाधान-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि समी पदार्थोके निश्चित 
। कारण ग्रहण किये जाते ढँ तथा 
जगतमें सुख-दु.खादिवैचित्रय भी 





आ्राक्षण ७ | 


शादूरभाष्याथे 


रण३ 


स्टफ ब्स् पल बा ब्यपस2० बर2 बपकी3ज व्यसन अप) 0 जप2) का बट आ<2 2. 


से। खभावपक्षे च तदुभयानुप- 
पत्तेः | 'मुखदुःखादिफलनिमित्तं 
कम! इत्येतस्मिन्पक्षे स्थिते वेद- 
स्मृतिन्यायलोकपरिगृहीते, देवे- 
शवरकालास्तावन्न कर्मफेलविपया- 
सकतार/ करमेणां काड्डितकार- 
कत्वात्‌ । कम हि श॒ुभाशुम॑ पुरु 
पाणां देवकालेश्वरादिकारकमन- 
पेक्ष्य. नात्मानं ग्रति लभते, 
लब्धात्मकमपि फलदानेउ्सम- 
थम) क्रियाया हि कारकाथने- 
कनिमित्तोपादानखाभाव्यात्‌। 
तस्मात्क्रियानुगुणा हि देवेश्वरा- 
दय इति कर्मसु तावन्न फलग्राप्ति 


प्रत्यविस्रम्भः । 
|] हा है 
कमंणामप्येषां. वल्नानुगत्वं 
कांचित्‌ु, खसामथ्यंस्याप्रणोद्य- 


त्वात्‌ । कमकालदैवद्रव्यादिख- 





देखा जाता है | यदि इन्हें स्वाभा- 
विंक माना जाय तो ये दोनों बातें 
होनी सम्भव नहीं हैं। 'छुख-दुःखादि 
फलका निमित्त कर्म है? इस वेद, 
स्मृति, न्याय और लोकद्वारा गृहीत 
पक्षके निश्चित होनेपर यह निर्विवाद 
पिद्ध होता है कि देवता, ईश्वर 
और काल तो कर्मफलका विपर्यय 
करनेवाले हैं नहीं, क्‍योंकि वे तो 
कर्मानुष्ठानके अपेक्षित कारक हैं-- 
देव, काल और ईइवरादि कारकोंकी 
अपेक्षा न करके तो मनुष्योंका 
शुभाशुम कम खतः निष्पन्न ही 
नहीं हो सकता। यदि निष्पन्न 
हो भी जाय तो वह फल देनेमें 
समथ नहीं होगा, क्योंकि कारकादि 
अनेकों निमित्तोंकी ग्रहण करना 
क्रियाका स्वभाव ही है। अतः 
देवता और ईखरादि कमके ग्रुणोंका 
अनुसरण करनेवाछे ही हैं, इसलिये 
उनके कारण कमोंमे फलप्राप्तिके प्रति 
अविश्वास नहीं हो सकता | 

इसके सिवा इन ( देवादि ) का 
विन्न करना कर्मोके भी अधीन 
है, क्योंकि कर्मोके अपने सामर्ध्य- 
का कट्ठीं बाध नहीं हो सकता |# 
कर्म, काल, देव और द्रव्यादि खभावों- 


% अतः जबतक कोई पापमय अदृष्ट नहीं होगा तबतक दुःखादिकी प्रासि 


नहीं हो सकती । 


शरणड 


वृहदारण्यको पनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


जय. आए, 2. 2५ जाई 2५ बक 2772० ब्कफ कएटक न नाई (72: बहस पक- बाई: 2: 


भावानां गुणप्रधानभावस्त्वनियतो 


[जी ७ प 


दुर्विज्ेयश्नेति तत्कतो मोहो 
लोकथ-कर्मेव कारक नान्‍्य- 
त्फलप्राप्ताविति केचित; देव- 
मेवेत्यपरे; 


द्रव्यादिखभाव इति केचित्‌; 


काल. इत्येके; 


सर्व एते संहता एवेल्यपरे। तत्र 
कर्मणः ग्राधान्यमड्जीकृत्य वेद्‌- 
स्प्ृतिवादाः-- पृष्यो वे पृण्येन 
करमणा भवति पापः पापेन/ 
(छ० 3० ३।२। १३ ) इत्या- 
दयः । यद्यप्येषां खविषये कस्य- 
चित्माधान्योद्भव इतरेपां तत्का- 
लीनप्राधान्यशक्तिस्तम्भ!, तथापि 
न॑ कमेणः फलग्राप्तिं प्रत्यने- 
कान्तिकत्वम्‌, शास्नन्यायनिर्धा- 
रितत्वात्कमप्राधान्यथ । 

न; 


त्रह्मप्राप्तिफलम--यदुक्त॑ ब्ह्म- 


अविद्यापगममात्र त्वाद्‌ 


का गौण और मुख्य भाव अनिश्रित 
एवं दुर्विज्ञेय है | इसीसे उनके 
, कारण छोगोंको मोह हो जाता है। 
। किन्हींका मत है कि फटप्राप्तिमें 
| कर्म ही कारक है, और कोई नहीं; 
कोई कहते हैं-देव उसका हेतु हैं, 
किन्हींका कथन है कि कार इसका 
कारण है, कोई द्वव्यादिक खभावको 
इसका हेतु बतछाते हैं. और किन्हींका 
मत है कि वे सब मिलकर कर्मफल- 
प्राप्तिक हेतु हैं | इनमें करमकी 
प्रधानताको लेकर ही “ पुण्यकर्मसे 
पुरुष पुण्यवान्‌ होता है और पाप- 
कमसे पापी होता है?” इत्यादि वेद 
और स्मृतिवाद प्रवृत्त होते है। 
यद्यपि अपने-अपने विषयमें इनमेंसे 
किसी-किसीकी प्रधानताका उदय 
होता है और उस समय अन्य 
कारकोंकी प्राधान्यशक्तिका निरोब 
हो जाता है तथापि फल्प्राप्तिमें 
कर्मका अनैकान्तिकत्व ( अग्राधान्य ) 
नहीं है, क्योंकि शात्र और न्यायसे 
कर्मकी प्रधानता निश्चित है | 


तथा त्रह्मविद्याके फलमें विश्न नहीं 
पड़ता, क्योंकि ब्रह्मप्राप्तिका फल तो 
केवल अविद्याकी निदृत्ति ढी है । 
ऊपर जो यह कहा गया था कि 


पर जता मिल. ) 


& ७३ 
जय के + ५. ऊ 
रत वफया, पे अमाक मय, ० “मय, स्य, - पे डक “का... के पकाक ०. ++ फ्रमाथ कर “५ पक७ “यक.. ० कम ब्करण_ 3 >न्‍ककः नया, *)..अज० चक... 


पिज्जा ली नयी िय हर ह अप े 
वविकद दांव गवा दिल इयु: 


कक 


दिल, नव ने हुवानां विम्रसस्‍्ण 


् 


सामध्यम: कूम्मान ? विधा: 
शालानस्तसितिसयाए बप्प्रापिफल- 
स्ये। झूम रे गधा लोफे द्रभु- 
भरत नालोफेन संगोगो बत्फाल, 
तस्काल एयं रूपाशिब्यक्तिः । 
ए्यमात्मनिपयं विलान॑ यत्कालम्‌ 
तत्काल एम तटिपयासानतिगे- 
भातः स्थात । अतो बद्माविद्यायां 
प्रदीप 


क्ेन कम्य ' 


सत्यामबिद्याफायनुपपत्तेः 


ट्यू तमःफायस्थ, 


बिम॑ कयद वा-यनत्रात्मत्वमच । 
| 
। द्वारा किसे विन्न करेंगे * 


देव 


ना त्रव्गावदः | 


तदतदाह--आत्मा 


ध्येय॑ यत्तत्सवंशास्रविनेयं त्रक्, 


सार्ब्यापाय 


स्वरूप | 


[६ न ) के जमप्रापिस्स फरने 
स्7ेंगे सी उसमे की 
शर्फि नहीं 


है कर 
* ११, || ४१०६ 


हस्गे थी इताओोर्मे 


है | के नहीं ४ ? क्योकि तह“ 
बपिरूप फ् तो सान होनेक 
समय ही ग्राप्त ही। जाता €ैं। 


हिस प्रकार ? जिस प्रकार लोकमे 
देगाने आटेक नेत्रोता प्रकाराके साथ 
जिम समय सम्ोग ढंता ४ उसी 
समय सूपक्ी अभिव्यक्ति हां जाती 


ऐँ उसी प्रकार भिस समय आत्म- 
विपयक जाने होता ए उत्ती समय 
तथद्िवियक अज्ानक्री निवृत्ति हा 


जाती ऐ। अतः जिस प्रकार 
दीपकोे रदते हुए अन्यकारका 
कार्य नदी रएता उसी प्रकार ब्रह्म- 
द्ियाके रहते हुए अवियाका काय 
रदना असम्भव्न ६ । जब्र कि 
ब्रवेत्ता देबताओके आत्मत्वको ही 


ग्राप्त दो जाता हैँ तो देवगण किसके 


यही बात श्रुति कहती है--- 
क्योंकि वह त्रक्मवेत्ता इन देवताओ- 
का आत्मा--ध्येयखरूप अथांत्‌ 
जो सम्पूर्ण शा्खोंसे विज्ेय त्रह्म है 


श्ड्द्‌ 


बृह्दारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय र 


ब्य<>2 ७. यार >:23%, व्याई ०2७ नाई 22 पक नाई ८2 नाई <>:2:%- नया: :% नया 2:29 व्याई 20, यो >: 22% ब्या:2स्‍% नया >:2 


हि यस्मात्‌ एपां देवानाम्‌) से ब्रह्म 
बिद्भवति । ब्ह्मविद्यासमकालमे- 
वाविद्यामात्रव्यवधानापगमाच्छु- 
क्तिकाया इव रजताभासायाः 
शुक्तिकात्वमित्यवोचाम । अतो 
नात्मनः अतिकूलत्वे देवानां 
प्रथत्तः सम्भवति । यस्य 
हनात्मभूत॑ फल॑ देशकालनिमि- 
त्तान्तरितम,  तत्रानात्मविषये 
सफलः ग्रयत्रो विन्नाचरणाय 
देवानाम्‌ । न त्विह विद्यासमकाल 
आत्मभूते देशकालनिमित्तानन्त- 
रिते, अवसरानुपपत्तेः । 


एवं तहिं विद्याग्रत्ययसन्त- 
अविदानिजती 'भीवाद्‌ विपरी- 


वही हो जाता है, क्योंकि हम 
कह चुके हैं कि रजतरूपसे 
भासनेवाली शुक्तिके शुक्तिकालका 
ज्ञन होते ही जैसे भ्रान्तिजनित 
रजतत्वकी निवृत्ति हो जाती है 
वैसे ही ब्रह्मज्ञान होनेके समय ही 
अविद्यामात्र व्यवधानकी निवृत्ति 
हो जाती है। अतः आत्माकी 
प्रतिकूलताम देवताओंका ग्रयत्न होना 
सम्मव नहीं है | जहाँ देश, काल 
और निमित्तसे व्यवहित अनात्मभूत 
फल होता दै वहाँ अनात्मविषयर्मे 
ही विप्न करनेके लिये देवताओंका 
प्रयत्न सफल हो सकता है। यहाँ 
देश, काल और निमित्तसे अव्यव- 
हित और - ज्ञानोदयकालमें ही 
देवताअओंकि आत्रमत्वको प्राप्त हो 
जानेवाले ब्रह्मवेत्ताके प्रति विध्न 
करनेमें उनका प्रयत्न सफक नहीं 
होता, क्योंकि इसके ढछिये उन्हें 
अवसर मिलना ही सम्मव नहीं है। 


पूर्व ०-यदि ऐसी बात है 
तो बोधबूत्तिके प्रवाहका अमार्वे 


विधाइते सामथ्व-तग्नत्ययतत्काययोश्र | होनेके कारण तथा विपरीत इति 


बिवे 
५ दश्नाद 


अन्त्य | और उसका कार्य देखा जानेसे यह 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइूरभाष्याथ 


२५७ 


एवात्म्रत्ययोज्विद्यानिवर्तकों न! निश्चय होता है कि अन्तिम आत्मा- 


तु पूर्व इति । 

न; अथमेनानेकान्तिकत्वात्‌ । 
यदि हि प्रथम आत्मविषयः ग्रत्य- 
योड्विय्यां न निवर्तयति, तथा- 


न्त्योडपि, तुल्यविषयत्वात्‌ | 


एवं तहि सन्ततो«्विद्यानि- 
चतेको न विच्छिन्न इति । 


न, जीवनादों सति सन्तत्य- 
नुपपत्तेः | न हि जीवनादिहेतुके 
गत्यये सति विद्याग्रत्ययसन्तति- 
रुपपच्चते, विरोधात्‌। अथ जीवना- 


दिग्रत्ययतिरस्करणेनिव आ मरणा- 


कारबृत्ति ही अविदाकी निवृत्ति करने- 
वाढी हो सकती है, पहली नहीं । 


पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, 
क्योकि प्रथम आत्मप्रत्ययकी तरह 
अन्तिम प्रत्ययः भी व्यमभिचारी 
हो सकता है। यदि आत्मविषयक - 
प्रथम प्रत्यय अविद्याकी निवृत्ति नहीं 
करता तो उसी तरह अन्तिम प्रत्यय 
भी नहीं करेगा, क्योंकि दोनोका 
विषय समान ही है। 

पूर्व ०-यदि ऐसी बात है तो 
सनन्‍तत ( अविच्छिन्न ) आत्र्रत्यय 
ही अविद्याका निवर्तत हो सकता 
है, विषच्छिन नहीं | 

पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि जीवनादिके रहते हुए 
आत्माकारबइत्तिकी सन्‍्तति ( अवि- 
च्छिन्नता ) सम्मव नहीं है| जीवनादि- 
की हेतुमूता बृत्तिके रहते हुए 
बोधबृत्तिकी अविच्छिन्नता सम्भव 
नहीं है, क्योंकि उनमे विरोध है । 
यदिं कहो, जीवनादिकी हेतुभूता 
वृत्तियोंका तिरस्कार करके ही मरण- 
पर्यन्त बोधबृत्तिका ग्रवाह रहेगा तो 


न्तादिद्यासन्ततिरिति चेन्न, प्रत्य- | यह कथन ठीक नहीं है, क्योंकि 


| बोधबृत्तियोकी इयत्ताके पग्रवाहका 


येयत्तासस्तानानवधारणाच्छाख्रा- | निश्चय न होनेके कारण शाल्षामिप्रायके 


बृ० उ० द३े३--३४-- 


श्ण८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बयान व्याई 2, या 24%: ब्याई<-2 42, नया २2. न्याई 5८29७ ब्याई<< 2५%, व्याई<<८2स्‍%, व्याई <:2, व्याई 2: व्य्:<2.७ 
थानवधारणदोषात्‌ । इयतां ग्रत्य- | अनिश्चयका दोष आवेगा | अर्थात्‌ 
गानों > सन्त विशविशगी इतनी वृत्तियोका प्रवाह अविदाकी 

० की नवात | सिदुज्ि करनेबाला है-ऐसा निश्चय 


केत्यनवधारणाच्छाद्रार्थो' नाव- | न होनेके कारण शा्त्रका तात्पर्य 
निश्चित नहीं होगा और यह इष्ट 


नहीं है । 


सन्ततिमात्रत्वेब्वधारित एवेति |. शर्व०-यदि ऐसा माने कि वोध- 
वत्तिकी सनन्‍्ततिमात्र होनेमे तो शात्रका 


९ 
चेद्‌ तात्पर्य निश्चित ही है, तो * 


पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 


प्रथमा विद्याप्रत्ययसन्ततिर्मरण क्योंकि ऐसी अबस्थामें भी आद्य 
त्ययसन्ततिर्मरण-  ,वाह और अन्तिम प्रवाहमें कोई 


कालान्ता वेति विशेषाभावात्‌, | अन्तर नहीं है। बोधदइत्तिका प्रथम 
गा प्रवाह हो अथवा मरणकालमें समाप्त 
आच्न्तयोः री! पूर्वोक्तो होनेवाछा हो-इन आय और अन्तिम 
दोषों प्रसज्येयाताम्‌ | प्रत्ययोंमे कोई अन्तर न होनेके कारण 
| पूर्वोक्त दोनो दोषोंका प्रसंग होगा। 


एवं तहानिवर्तक एचेति । .पूर्व०-तब तो आत्माकारूत्त 
| अज्ञानकी निवृत्ति करनेवाली है ही 


चेत्‌ : । नहीं ।--ऐसा कहें तो * 


न, “तिस्मात्तत्सवेममवर्त्‌” | पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
(बृ० उ० १ | ४७ । १० ) इति | क्‍योंकि “अत, वह सर्व हो गया” 
श्रुतः । “मिच्चते हृदयग्रन्थि।/” | इस श्रुतिसि तथा “हृदयकी म्रन्थि 
(मु० 3० २।२। ८)। ०“तत्र | टूट जाती है” “उस अग्रस्थामें क्या 
को मोह” ( इ्या० ७) इत्यादि- | मोह है?” इत्यादि श्रुतियोंसे [ ज्ञानद्वारा 
श्रुतिभ्यथ। अज्ञानकी निदृत्ति ] सिद्ध होती है । 


प्रियेत, तन्चानिष्टम्‌। 





न, आधद्यन्तयोरविशेषात्‌ । 





न्रा्षण ७ ] 


शाद रभाष्याथ 


श्ण< 


कप वर 2-- 22 बा >" ४ व्याई 2-2 प्याई-: 2०७ बट न्वर्ड रण न्यड 2 थक व्याएई 2-30 नया -- 24 व्याई २: कर व्याई ०: 


अथंयाद इति चेत्‌ ! 
न, सर्वशाखोपनिपदामर्थवाद- 


त्वप्रसज्ञात्‌ । एताबन्मात्रार्थत्वो- , 
, उपस्थित होगा, क्योंकि समस्त 
पक्षीणा हि सर्वशाखोपनिपदः | , 
' केब्रछ इतने ही अर्थमें है । 


प्रत्यक्षप्रमितात्मविपयत्वाद- 
स्त्येवेति चेत ६ 


[0 


दयाशोकमोहभयादि दोपनिवृत्तेः 


या 


प्रत्यक्षत्वादिति चोक्तः परिहारः । | 


'तस्परादाद्रो5न्त्यः सन्ततो5्सन्तत- 


श्ेत्पचोद्यमेतत्‌ । अविद्यादिदोप- 
निववत्तिफलावसानत्वादियायाः । 
य एवाविद्यादिदोपनिवृत्तिफल- 
कृत्पत्यय आद्योज्न्त्यः सन्ततो- 
5सन्ततों वा स एवं विद्वेत्यभ्युप- 
गमान्न 

्प्यस्ति । 


चोचस्यावतारगन्धो- * 


पूर्व ०-वे श्रुतियाँ अर्थवाद हो तो ? 


पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योकि 
इस प्रकार तो समस्त शाखाओकी 
उपनिषदोंके अर्थवाद होनेका प्रसग 


शाखाओकी उपनिपदोका पर्यवसान 


पूर्व -यदि कहें, प्रत्यक्ष प्रमाणसे 


' ज्ञात होनेबाले आत्मासे सम्बद्द होनेके 
| कारण उनका अर्थतरादत्र है ही, तो? 
न, उक्तपरिदारत्वात्‌ | अबि- | 
| पहले किया जा चुका है। इसके सिवा 


पिद्धान्ती-नहीं, इसका परिहार 


आत्मज्ञानसे अविद्या, शोक, मोह एवं 
भय भादि दोषोंकी निवृत्तिका प्रत्यक्ष 
अनुभव होनेसे भी इस शबड्जाका 
परिहार किया जा चुका है | अतः 

आय हो, अन्त्य हो, अविच्छिन्न हो, 

विच्छिन्त हो, उसके विषयमे शट्झा 

नहीं की जा सकती, क्योकि ज्ञान 

तो अविद्यादि दोपोकी निद्वत्तिरूप 

फरल्में ही पर्यवसित होनेवाला है। 

जो भी प्रत्यय अविद्यादि दोषोंकी 

निवृत्तिरूप फल ग्रदान करनेवाला हो 

वह आद्य, अन्त्य, अविच्छिन्न, विष्छिन-- 
कैसा ही हो, वही ज्ञान माना जाता है; 

इसलिये इसमें शब्ढा उठनेका तो 

अबकाश ही नहीं है। 


२६० 


ददारण्यको पनिपद्‌ 


[ अध्याय २ 


ईयर व्याई 2: नई नया 22% नया: >:% “वाई ९2८0 व्याई 3725७ व्याई 2:22 नया -:2)बक "या 2८242 नया: 2, 


यच्क्त विपरीतग्रत्ययतत्काये- 


और यह जो कहा कि |[ मैं 
त्रह्म नही हूँ? ऐसा ] विपरीत प्रत्यय 


यो दशनादिति, न; तच्छेष- | और उसका कार्य देखे जानेसे 


खितिहेतुत्वात्‌ । येन कर्मणा 


शरीरमारूध॑ तहिपरीतप्रत्ययदोष- 
निमित्तत्वात्तव तथाभूतस्यैव 
विपरीतप्रत्ययदोषसंयुक्तय फल- 
दाने सामथ्य॑मिति, यावच्छरीर- 
पातः ताबत्फलोपभोगाड्रतया 
विपरीतप्रत्यय॑रागादिदोष॑ च 
तावन्मात्रमाक्षिपत्येव, मुक्तेषुव- 
स्यवृत्तफलत्वात्तद्वेतुकय कमेणः । 
तेन न तस्थ निवतिका विद्या, 
अविरोधात्‌ । कि तहिं खाश्रया- 
देव खात्मविरोध्यविद्याकाय यदु- 


त्पित्पु तन्निरुणद्धि, अनागत- 
- बाव्‌ । अतीत हीतरत्‌ | 





आत्मज्ञान अविद्याका निवर्तक नहीं 
है, सो ठीक नहीं, क्योंकि वह तो 
प्राख्यशेषकी स्थितिके कारण है। 
जिस कर्मसे विद्वानके शरीरका आरम्भ 
हुआ है, वह विपरीत प्रत्यय और 
रागादि दोषजनित होनेके कारण 
उसका तद्गुपसे यानी विपरीत प्रत्यय 
ओर रागादि दोषोंसे सयुक्त रू- 
कर ही फलप्रदानमें सामथ्य है, 
अतः जब्रतक शरीरपात नहीं होता 
तबतक वह फलोपभोगक्रे अगहूपसे 
उतना-सा विपरीत प्रत्यय. और 
रागादि दोष उपस्थित कर ही देता 
है, क्योंकि वह शरीरास्म्मक कर्म 
छोडे हुए बाणके समान फलग्रदानमें 
प्रवृत्त हो चुका है। अतः ज्ञान 
उसकी निवृत्ति करनेवाल्ला नहीं है, 
क्योकि उससे उसका विरोध नहीं 
है | तो फिर वह किसकी निदृत्ति 
करता है ?---खाश्रित होनेके कारण 
जो अपना विरोधी अविद्याका कार्य 
उत्पन्न होनेवाला होता है, उसे ही 
वह रोकता है, क्योंकि वह अनागत 
है और ग्राख्ध तो अतीत है । 


शह्षण ४ ] शादरसाप्या्थ २६१ 
नया “..3७ "गा... 3-.0७० ज्या-->.क७ न्यक 0७० न्याक---०० «्यक 7" 8७ नया: >>: “याद < “230० ब्या(># 2७ “यह: “]#७ बा फक जा ८" पबक, 

किश्च, नच्‌ विपरीतप्रत्ययो. इसके सित्रा, त्रिद्वानको विपरीत 
प्रत्यय उत्पन्न हो भी नहीं सकता, 
क्योंकि उसके लिये कोई विपय नहीं 
त्वात्‌ । अनवध्ताविपयावशुपस्ध- रहता। विपरयर् विशेष खस्ूपका 
निश्चय न होनेपर उसके सामान्य 
खरूपको आश्रित करके उत्पन्न 
विपरीतग्रत्यय उत्पद्यमान उत्प- दीनेवाला ही विपरीत प्रत्यय उत्पन्न 


होता है; जैसे झुफ्तिम रजत। किन्तु 
यते। यथा शुाक्तकाया रजत- जिसे विपयके विशेष रूपका निश्चय 


मिति। स च विपयविशेषाव- हगया है, उसकी दृष्टिमे सब प्रकार- 
पतािती विवि लिप के ब्िपरीत प्रत्ययके आश्रयक्रा बाघ 
७ ८४5 (६ ०७ है < 
श्रयस्योपमदितत्वान्न पूर्व॑चत्स- उसन् होना सम्भव नहीं है, जैसे 
विज किकाद बस कि झुकफ्तिकादिम, उनका सम्यग्ज्ञान 
मे चर गातक्तकाद सम्यद्‌ कप्र्त्यू- कक / 
कि बेर | सस्यपप्नत्य । हे जानेपर फिर सजतादिका श्रम 
यात्पत्ता पुनरदशनान्‌ । होता नहीं देखा जाता | 
कचित्तु विद्याया) पूर्वोत्पन्न- 


बत्रिपरीतग्रत्ययजनितसंस्फा रेभ्यो 


विद्यावत उत्पयते, निविषय- 


रूप हि. सामान्यमात्रमाश्नित्य 


परन्तु कभी-कभी ज्ञानोदयसे 
पूर्व उत्पन हुए त्रिपरीत प्रत्ययजनित 
संस्कारोसे त्रिपरीत प्रत्ययके समान 
विपरीतप्रत्ययावभासाः स्म्ृतयों | भासनेवालछी स्थ्वतियों उत्पन्न होकर 
जाय्रमाना विपरीतग्रत्ययञ्रान्ति- | अैकेस्मात्‌ विपरीत ग्रत्ययकी भ्रान्ति 
पैदा कर देती हैं, जिस प्रकार 

मकस्मात्ुवान्त;। यथा विज्ञात- | द्शाओंके विभागको अच्छी तरह 
दिग्िभागस्याप्यकस्मादिग्विपयय-| जाननेवाले पुरुषको भी अकस्मात्‌ 
विश्रमः । सम्यम्जञानवतोडपि | दिशत्रम पैदा हो जाता है। यदि 
रा _. | सम्यग्ज्ञानवानकों भी पूर्ववत्‌ विपरीत 
स्पूवबद्िपरीतप्रत्यय उत्पदते, | व उत्पन्न हो जाय तो सम्यख्शानमें 
सम्यण्जञानेउप्यविस्रम्भाच्छाख्रार्थ- | भी अविश्वास हो जानेसे शात्रके 
विज्ञानादा. श्वृत्तिरसमझ्जसा | ताप्पर्य और विज्ञानादिमे प्रवृत्ति होनी 





रद२ वृद्ददारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
कि बकरे, व्क :2 2 नस, यार 20 च्याइ 2 स्‍ऋ नाई >> नई: २८29 नया .<:2:2७ नहा: 372 कब 2 पा न्याई 72; 
स्यात्सवे चच्‌ प्रमाणमग्रमाणं सम्प- कठिन हो जाय और फिर सारा प्रमाण 
अग्रमाण हो जाय, क्योंकि उस 
अवस्थामे प्रमाण और अग्रमाणमें कोई 

अन्तर ही न रहेगा । 


चेत, प्रमाणाप्रमाणयोविशेषालु- 





यपत्ते; | 
एतेन  सम्यग्ज्ञानानन्तरमेव | इस ( छोड़े हुए वाणके ) न्यायसे 
शरीरपाताभावः कस्मात्‌?'इत्येतत्‌ इस शह्लाका परिहार किया गया कि 
परिहृतम्‌ । ज्ञानोत्पत्तेः आगृध्य : सम्यग्ज्ञानके पश्चात्‌ तुरन्त ही देहपात 
तत्कालजन्मान्तरसश्वितानां च | क्‍यों नहीं होता * ज्ञानोत्पत्तिसे पूर्व, 
कमणामग्रवृत्तफजलानां. विनाशः | उसके पीछे और उसकी उत्पत्तिके समय 
सिद्धो भवति फलग्राप्तिविन्न- होनेवाले तथा जन्मान्तरके सश्वित 
निषेषश्रुतेरेव । “क्षीयन्ते चास्य | अप्रवत्तप कर्मोंका विनाश तो 
कर्माणि/( मरु० उ० २१२ |८)। । “तस्व ह न देवाश्व नामूत्या ईशते” 
*तस्य तावदेव चिर्म”” (छा० से ज्ञानफलकी प्राप्तिके विन्नका 
उ० ६ | १४ । २)। “सर्वे निषेध करनेवाली श्रुतिसे ही सिद्ध 
पाप्मानः अदूयन्ते” (छा० उ० | दवा है। तथा “इसके कर्म क्षीण 
५।२४।३)। “त॑ विदित्वा न हो ह 8 हाल लक लगी 
हिष्यते करेगा पापकेन/ (बू० 7 दे दे” “उसके सत्र पाप 
हैवेते न भस्म हो जाते हैं,” “उसे जानकर 
3उ०४।४।२३)। “एतप्नु हवते न ' पंपकओ जिले नी हो >> 
हम हक पापकमसे लिप्त नहीं होता,” भ्ये 
तरत// (४।४ | २२ ) | “लेन | पाप-पुण्य इस ( आत्मज्ञानी ) का 
ऋताइते तपतः” (४७ |४।२२)। अतिक्रमण नहीं कर सकते”, “इसे 
+एतं ह वाच न तपति/ (ते० पाप-पुण्य सनन्‍्तप्त नहीं करते”, 
उ० २।९ | १)। “न विभेति | “उसीको ताप नहीं देता”, “किसी- 
कुतथ्नन” (ति०३०२।९। १) इत्यादि- से नहीं डरता” इत्यादि श्रुतियों और 
श्रुतिम्यथ्ध । “ज्ञानाप्रिः सबं- " 'ज्ञानाप्नि समस्त कर्मोको भस्म कर 
क्माणि भस्मसात्कुरुते” ( गीता देती है” इत्यादि स्मृतियोंसे मी यही 
४। ३७ ) इत्यादिस्मृतिभ्यथ्। सिद्ध होता है । 


ब्राह्मण ४ | 


शाहरभाष्या् 


२द३ 


ज्कट40 +कई (2:22. नई 722० चहाई>:24%, न 29 बयई ८9७ व्या 29 व्यई(>::% बाई ४७ गई 2-७ न्यर्2%- बह जी 


यत्तु ऋणें? प्रतिबध्यत इति, 
कर्मणामविदा- तेन्न) अविद्यावद्धि- 
पद्धिपपलम पयत्वात्‌। अविद्या- 
चान्हि ऋणी, तस्य कतृत्वाद्ुप- 
पत्तेः | “यत्र वा अन्यदिव स्था- 
त्तत्रान्योडन्यत्पस्येत्‌' ( ४७। ३। 
३१ ) इति हि वक्ष्यति । अनन्य- 
त्सद्स्त्वात्माख्यं॑ यत्राविद्यायां 
सत्यामन्यदिव सखात्तिमिरठ्ृतद्वि- 
तीयचन्द्रवत्‌, तत्राविद्याकृतानेक- 
कारकापेक्षं दशनादिकर्म तत्कृत॑ 


फल च दरशशयति, “तत्रान्योउन्यत्प- 


ब्येत्‌” इत्पादिना । 


यत्र पुनर्विधायां सत्याम- 
विद्याकृता नेकत्वश्रमप्रहाणम्‌, “त- 


त्केन क॑ पर्येत” (४७।५।१५) 
इति कर्मासम्भवं दर्शयति। तस्मा- 
द्विद्यावद्धिषय एवं ऋणित्वम। 


करमसम्भवात्‌; नेतरत्र | एत्चोत्तरत्र 


व्याचिख्यासिष्यमाण रेव वाक्यै- 
विस्तरेण प्रदर्शयिष्याम) । 


और यह जो कहा गया कि यह 
ऋणोसे बँधा हुआ है, सो ठीक नहीं, 
क्योकि ऋणोंका सम्बन्ध तो अविद्वान्‌- 
से ही है | अज्ञानी पुरुष ही ऋणी है; 
क्योकि उसीमे कर्तृत्वादि रहने सम्भव 
हैं | “जहाँ अन्यके समान होता है 
वहीं अन्य अन्यको देख सकता है” 
ऐसा श्रुति कहेगी भी | तात्पर्य यह 
है कि आत्मा-सज्ञक सदस्तु अनन्य 
है, वह जहाँ अविद्यावस्थामे तिमिर- 
रोगक्त द्वितीयचन्द्रके समान अन्यके 
समान होती है, वहींपर श्रुति “वहाँ 
अन्य अन्यको देखेगा” इस वाक्यसे 
अनेक कारकोंकी अपेक्षावाल्य 
अविद्याकृत दर्शनादि कर्म और उससे 
होनेवाछा फल भी दिखलाती है | 

किन्तु जहाँ ज्ञानका उदय होनेपर 
अज्ञानजनित अनेकत्वश्रमका नाश 
हो जाता है, वहाँ “तब किसके द्वारा 
किसे देखे” यह. श्रुति कर्मकी 
असम्भवता दिखलाती है । अत. 
ऋणित्वका अविद्वानसे ही सम्बन्ध 
है, क्योकि उसीके द्वारा कर्म होना 
सम्भव है, अन्य ( ज्ञानवान्‌ ) से 
नहीं | यही बात आगे, जिन वाक्यों- 
की व्याख्या करनेकी हमारी इच्छा 
है, उनसे विस्तारपूर्वक दिखायेंगे | 


२६७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्क>4%, «कई 2 2; बक सट ४ क23 न्य 3:23 नई जप न्याई “८2% न्यास: ४ बह >:2 22% नाई ०7.3 नाई: 
तथथेहैव तावतू-अथ यः| वह वात [ ऐसी है ] जैसी कि 
यहाँ (इस मन्त्रमे) भी कही गयी है- 
कश्रिदतह्नविद्‌ अन्यामात्मनो व्य-| और जो कोई अत्रह्मज्ञ अन्य--अपनेसे 
तिरिक्तां यां काश्विदेवताम्‌, उपास्ते | ** जिस किसी भी देवताकी उपासना 
करता है-स्तुति, नमस्कार, यज्ञ, बलि, 
स्तुतिनमस्कारयागबल्युपहारप्मणि-| उपहार, प्रणिधान (सर्वकर्मापण) और 
कम ध्यानादिद्वारा उसके समीप उपस्थित 
धानध्यानादिना उप आस्ते तस्या | झ्षेता है अर्थात्‌ उसके गुणमाव 
गुणभावशुपगम्य आस्ते--अन्यो-| (शेषल) को प्राप्त होकर रहता है और 
[ मनमें यह भाव रखता है कि ] वह 
5सावनात्मा मत्तः पृथक, अन्यो- , देवता अन्य-अनात्मा यानी मुझसे 
पृथक्‌ है तथा मै उपासनाका अधि- 
कारी इससे भिन्न हूँ, मुझे ऋणीके 
तिकर्त 
वत्मतिकतेव्यम--इत्येवम्प्रत्ययः | समान इसके उपकारका बदला चुकाना 
| चाहिये-ऐसे भावसे युक्त होकर उसकी 
चन्नु पास्ते रे त्थम्प्रत्य । 
हि ! न स॒ इत्यम्पत्ययो उपासना करता है, वह इस प्रकारके 


भाववाला पुरुष तत्त्वको नहीं जानता। 


्द ल् 
इहमस्म्पधिकृत) मयास्म ऋणि- ' 


वेद विजानाति तत्त्वम्‌। 





वह ऐसा अज्ञानी केवछ अविया- 
रूप दोषसे ही युक्त नहीं है, तो 
नविद्यादोषवानेव, कि तहि १ यथा | फिर कैसा है ? जिस प्रकार गौ-बैल 
आदि पशु दोहन और वाहनादि 
उपकारोंसे उपभोगमें छाया जाता है, 
पश्चज्यते, एवं स इज्याद्यनेको- | उसी प्रकार वह यज्ञादि अनेको 
उपकारोंके कारण एक-एक देवादिका 
पकारेरुपभोक्तव्यत्वादेकेकेन | उपभोग्य होनेसे [उनका पद्म ही है] । 
अतः तात्पर्य यह है कि वह पशुके 
समान सब ग्रकारके फल देनेवाले 
स्वाधिंष कमंखधिकृत इत्यर्थः | | कमोंका अधिकारी है। 


न स केवलमेवम्भूतोडविद्वा- 


पशुर्गवादिवाहनदोहनाञुपकारेर- 


देवादीनामू, अतः पशुरिव 


ब्राह्मण ४ | शाउरमभाप्याथे रद 
च्याई 2220७ नह: नाई 5 2॥, जाई: "स्‍॥७ व्याई “2:४७ च्याद ८2, व्याद_-2: व्याई 2, बह "2.८2, "कई (22.2 व्यो्<:०फ 
एतस्य ह्मविदुपों वर्णा्रमादि- | इस वर्णाश्रमादि विभागवान्‌ 
प्रविभागवतोडधिकृतस्थ कर्मणों | कर्माधिकारी अविद्वानके ज्ञनसहित 
विद्यासहितस्य केवलख च शास्रो- | | गट वाजक्त कर्मोंका 
क्तस्य कार्य मलृष्यत्वादिको बद्मा- कब कक 
दे लक । होना है. तथा शाब्रोक्त 
न्‍त उत्कर्षः | शास्रोक्ततरिपीतय | 
थे लगन कांय मलषयर | विरुद्ध जो खाभाविक कम है, 
लय पे कप मेड उसका कार्य मनुष्यत्वले लेकर 
र्‌ एव स्थावरा[त ४ बे 
आकर है ही | स्थाबर योवियोतक अधोगति होना 
यथा चेतत्तथा “अथ त्रयों वाव | है| यह जिस प्रकार है, उस सबका 
लोका/! ( १।५। १६) इत्या- क्‍ हम इस अध्यायके अन्तमे अथ ' तत्र्यो 
ईद ७ हर) 
दिना वक्ष्यामः कृत्स्नेनेवाध्याय- | वाव छोका.?? इत्यादि वाक्यसे सम्यक्‌ 
शेपेण । | प्रकारसे वर्णन करेगे । 
विद्यायाश्र कार्य सर्वात्मभावा- तथा कस कार्य 53 
2५ 02 28 भावकी प्राप्ति है, यह बात स्षपितः 
पत्तिरित्येतत्सब्डेपतो दर्शितम्‌। सवा ह 


दिखलायी गयी है। यह सारी 
हीयम्ुपनिपद्‌ विद्याविद्याविभा- 


ही उपनिषद्‌ ज्ञान और अज्षान- 
गप्रदशनेनेवोपक्षीणा । यथा चे- | को विभाग प्रदर्शित करनेमे ही समाप्त 
>> क ९ 
पोथ्थः कृत्खस शाख्र्य तथा 


हुई है । सम्पूर्ण शा्खोंका यही 
गरदतीि अमिग्राय जिस प्रकार है, सो हम 
ष्यामः | आगे दिखलावेंगे | 
यस्मादेवम्‌, तस्मादविद्यावन्तं |. क्योकि ऐसा है, इसलिये अब 
कल पत्येव पुर प्रति देवा | श्रैति यह दिखलाती है. कि देवगण 
बलि ईशत एव विध्न॑ | अविद्यत्‌ पुरुषके 3 ही ता 
कतुमनुग्रह॑ चेत्येतदशेयति-- | अं करनेमे समर्थ होते हैं| जिस 
यथा ह वे लोके बहवो | प्रकार छोकमें गौ-घोड़े आदि बहुत-से 
गोअश्वादयः परावयो मनुष्य | पश्नु अपने खामी-अधिष्ठाता मनुष्यका 


सखामिनमात्मनोजधिष्ठातार झुज्ज्युः/ भेरण-पाढन करते हैं, उसी प्रकार 





२६६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बाई व सटे नाईट, यई 22, ये नाई 230 "आई 2:24, व्या(>:23% कर: च्या ०:23, नहा५>-220 का >7: 


पालयेयुरेवं बहुपशुआानीय एके- | अनेक पश्ुस्थानीय एक-एक आज्ञानी 

कोउविद्वान्पुरुषो देवान--देवानि- पुरुष देवताओंका भरण-पालन करता 

वि जम शनॉसि | है | 'देवान्‌! यह पद पितृगणादिका 
30030 388 अर्नोकते | उपकक्षण कराता है। 'मुझसे 

पालयतीति । इम इन्द्रादयो5न्ये | मिन्न ये इन्द्रादि मेरे शासक हैं, में 

पे शितारो ५ ॥ सेवकके द्व 
मत्तो ममेशितारों भ्षृत्य इवाहमेपां | सेवकके समान स्तुति, नमस्कार एव 
स्तुतिनमस्कारेज्यादिनाराधन कृ- 





यज्ञादेसि इनकी आराधना करके 
इनके दिये हुए भोग और मोक्ष सब 
फल प्राप्त करूँगा? इस प्रकार अज्ञानी- 
का संकल्प होता है | 


त्वाम्युद्यं निःश्रेयसं च तख्त्तं 
फल प्राप्यामीत्येवमभिसन्धिः । 

तत्र लोके बहुपशुमतो यथे- 
कस्मिन्षेव पशावादीयमाने व्या- 


प्रादिनापहियमाणे महदश्रिय॑ 
भवति। तथा बहुपशुथानीय एक- 





ऐसी अवस्थामें, जिस प्रकार 
लोकमें किसी बहुत-से पश्चुओंवाले 
पुरुषके एक पशुके भी चले जानेपर- 
व्याप्रादिद्वारा हरण कर लिये जानेपर 
उसे बहुत बुरा माछम होता है, उसी 
स्मन्पुरुषे 04 च्युत्ति- प्रकार किसी कुठुम्बीके बहुत-से पश्ञु 
त्यश्रियं भवतीति, कि चित्र चुरा लिये जानेके समान अनेक पशु- 
देवानां बहुपश्चपहरण इव कु | स्थानीय एक पुरुषके भी पश्ुभावसे 
मस्विनः । तस्मादेषां देवानां तन्म | उठ जानेपर यदि देवताओंको अच्छा 
प्रियम, कि तव्‌? यदेत़झात्मतत्यं | नहीं छगता तो इसमें आश्चर्य क्या 
कथन मरृष्या विद्युविजानीयुः। | ५ अंत. इन देवताओको यह प्रिय 


नहीं है, क्या ? यही कि ये मनुष्य 
स्मरण गीतासु ग ८ 
तथा च स्मरणमनुगीतासु भंग इस ब्रह्मात्मतत्त्तको किसी प्रकार भी 
वतो व्यासस्थ-- 


हज जानें | ऐसी ही अनुगीतामें भगवान्‌ 
“क्रियावद्धिहि कोन व्यासकी स्पृतिभी है--“हे कौन्तेय! देव- 
देवलोकः समावृत) | | छोक कर्मपरायण पुरुषोंसे भरा हुआहे। 


प्राह्मण ४ | शाउस्भाष्याथ २६७ 
आई >> पक नया +#" 2० "कर - >- 28 ना च्यक८22७ चर >> नये जय 02% जाएं: 2), यई 2, कफ, 
न चेतदिएं देवानां देवताओको यह इषट नहीं है कि मलुष्य 
मत्यरुपरि वतेनम्‌”॥ उनसे ऊपर (बद्यलोकादिमें ) रहे ॥”” 
अता देवाः पशुनिव व्याप्रा-. अत, देवगण, यह सोचकर कि 
दिभ्यो अदक्षविज्ञानादिप्नप्ताचि- बा गा 
' हमसे ऊपर न उठने पाबे, पशुओंको 
कीपन्ति;। अस्मदुपभोग्यत्वान्या आान्ादिसे दूर रखनेके समान मलुष्यो- 
, को अद्मविज्ञससे दूर रखनेके लिये 
विन्न उपस्थित करते हैं | वे जिसे 
मुक्त करना चादते है उसे श्रद्धादि 
साथनोसे सम्पन्न कर देते हैं और 
विपरीतमश्रद्धादिमिः । तस्मान्पु- जिसे सुक्त नही करना चाहते उसे 
2 ै अश्वद्धादियुक्त कर देते हैं| भतः 
सश्ुद्वाराधनपरः अद्धभाभाक्तिपरः : ज्ेक्षकामी पुरुपको देवाराघनतत्पर, 
श्रद्वाभक्तिपरायण, देवताओंका प्रिय 
अल तथा ज्ञानप्रात्तेकि साधन श्रतणादि 
आंत त्रिदां प्रताति वा काक्क- अथवा उनके फलमभूत ज्ञानके प्रति 
वेद गिर देवाग्रिय- * दिशकक्त होना चाहिये-यह भाव 
अद्णित भवति देवाग्रिय- देवताओंका अप्रियत्व॒बतलानेवाले 
वाक्येन ॥ १० ॥ ; वाक्यसे काकूक्तिद्वारा+ प्रदर्शित होता 
| है ॥१०॥ 


->न्कआऔृध-- 
खत्रितः शात्रार्थः आत्मेत्ये- 'आतल्थेवोपासीत इस वाक्यसे 
शास्के तात्पर्यका सूत्ररूपमें सक्षेपसे 
पापासीत' इति | तस्म च व्या- | वर्णन क्या गया | क्रिर “तथो यो 


# शोक या भय आदिके कारण पुरुपके खरमें जो एक प्रकारका कम्प 
उतन्न द्वोता है उसे 'काकु' कहते हैं । श्रुतिमें 'देवताओंको यह प्रिय नहीं है? 
ऐसा कहकर काकूक्तिते यह बतत्थया है कि सोक्षकामीको शानप्राप्तिके साधनोंमें 
तथा उपासनादिके द्वारा देवताओंकी प्रसन्नता सम्पादन करनेमें सावधान रहना 
चाहिये । 


व्यूत्तिप्रेयुरिति | य॑_ तु ॒मुमोच- 


यिपन्ति त॑ श्रद्धादिभियेशक्ष्यन्ति 


ग्रणेयोध्यममादी खादियाग्राप्ति 








२६८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
जया >2 9, न्क टक नयई“:2 ७ न्याय >-2 20 नई <>:-22०- नया >- 28 याई-<--.9७. जहा 2:99, नाई (22७ या 7:0७ नाई: 27% 
चिख्यासितस्य सार्थवादेन तदा- | देखाना प्रत्यबुद्धबत”? इत्यादि अर्थतादके 
हित ४ द्र्ह्म विद्यया?? टि 

हे /इत्यादिना सम्ब- | पंदाइयढ़ इत्यादि 
क्षविद्यया' इत्यादिना मन्त्रवाक्यद्वारा व्याख्या करनेके लिये 
न्धप्रयोजने अभिहिते । अविद्या- | अभीष्ट उस शाज्रार्थके सम्बन्ध और 


याश्र संसाराधिकारकारणत्वमुक्तम्‌ | श्रयोजन बतढाये गये, तथा “अथ 
है न » | योडन्या देवतामुपास्ते” इत्यादि 
अथ योज्ल्यां देवताइपास्ते” वाक्यसे अविद्याको ससारोत्पत्तिमें 
इत्यादिना। तत्राविद्वानणी पशु- | कारण बताया | वहाँ यह कहा गया 
बद्देबादिकर्मकर्तव्यतया परलन्त्र | ह कि हर है, अर्थात्‌ 
पशञ्चुके समान देर कतव्यता- 
इत्युक्तम्‌ । । से युक्त होनेके कारण परतन्त्र होता है। 
किं की । "९५ | मर मॉकी कर्तव्यतामें 
कि पुनर्देवादिकमेकतेव्यत्वे । किन्तु देवादि कमोंकी कर्तव्यतामें 
कारण क्या है ? वर्ण और आश्रम। 
निमित्त १ व्ण्‌ | | हे मित्तसे 
मे  आश्रमाश् उनमे, जिस वर्णरूप निमित्तसे सम्बद्ध 


तत्र के वर्णाः ! इत्यत इृदमार+यते | | कमेंमें इस परतन्त्र ससारी जीवका 
यज्निमित्तसम्बद्धेष कर्मखयं पर- | दी मेविकार है, वे वर्ण कौन-से है “-- 
ऐसा प्रश्न होनेपर यहाँसे आरम्भ 

तन्‍्त्र एवाधिकृतः संसारीति। किया जाता है । इस अर्थको प्रदर्शित 
करनेके प्रयोजनसे ही अभ्निसगके 
पश्चात्‌ इन्द्रादि सर्गका वर्णन नहीं 
ननन्‍्तरमिन्द्रादिसगों नोक्तः। अम्ने- | किया | अम्निसर्गको तो प्रजापतिकी 
: , स्रक्ठिपरि- | सेथिकी सब प्रकार पूर्ति करनेके लिये 

बह 23 कक े मम प्रदर्शित किया था । प्रजापति सर्गका 
प्रणाय ग्रदशितः। अय॑ च इन्द्रा- | शेबमूत होनेके कारण इस इन्द्रसर्गको 
दिसर्गस्तत्रेव. द्रष्टव्यस्तच्छेष- | वहीं ( उसीके अन्तर्गत ) हा 
न चाहिये | यहाँ अविद्वानके कमो- 

त्वात्‌। इह तु स॒ एवामिधीयते- घिकारं तक वां 


अविदुषपः कमांधिकारहेतुप्रदशशनाय-| वर्णन किया जाता है---- 


एतस्येवार्थसय प्रदशशनायाग्रिसर्गा- 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्या् २६९ 
कर नस )ंब७ आर: पा पक पर नई 2 बन: बस ब्यई-:७ "कर बा >-2फ> नए पक, 


क्षत्रियत्ग तथा बाह्मणजातिके साथ उसके सम्बन्धका वर्णन 
ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेक< सन्न व्य- 
भवत्‌ । तच्छेयोरूपमत्यसजत क्षत्र॑ यान्येतानि देवत्रा 
क्षत्राणीन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पजन्यो यमो मत्युरीशान 
इति । तस्मात््षत्रात्परं॑ नास्ति तस्माढ्ाह्मणः क्षत्रियमघ- 
स्तादुपास्‍्ते राजसूये क्षत्र एवं तयशो दधाति सेषा 
क्षत्रस्य योनियेद्रह्म । तस्मायद्यपि राजा परमतां गच्छति 
रे वान्तत ५. योनि हे [कप 
ब्रह्मवान्‍्तत उपनिश्रयति खां योनिं य उ एन* हिनस्ति 
स्वा< स योनिम्नछति स पापीयान्मबति यथा श्रेया< 
स* हिश्सित्वा ॥ ११॥ 
आरम्ममे यह एक ब्रह्म ही था | अकेले होनेके कारण वह विभूति- 
युक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ | उसने अतिशयतासे'क्षत्र इस ग्रशस्त 
रूपकी रचना की | अर्थात्‌ देवताओमे क्षत्रिय जो ये इन्द्र, वरुण, सोम, 
रुद्र, मेघ, यम, मृत्यु और ईशानादि हैं, उन्हे उत्पन्न किया । अत, क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट कोई नहीं है | इसीसे राजसूययज्ञमे ब्राह्मण नीचे बेठकर क्षत्रियकी 
उपासना करता है, वह क्षत्रियमे ही अपने यशको स्थापित करता है । यह 
जो ब्रह्म है, क्षत्रियकी योनि है | इसलिये यचपि राजा उत्कृष्ताको प्राप्त 
होता है तो भी [ राजसूयके ] अन्तमे वह ब्राह्मणका ही आश्रय लेता है | 
अत जो क्षत्रिय इस ( ब्राह्मण ) की हिंसा करता है, वह अपनी यौविका 
ही नाश करता है | जिस प्रकार श्रेष्ठकी हिंसा करनेसे पुरुष पापी 
होता है, उसी प्रकार वह पापी होता है ॥ ११ ॥ 


्रह्म वा इृदमग्र आसीचदर्म |. आसम्भ्मे यह ब्रह्म ही था अर्थात्‌ 
अग्निको रचकर जो 
सृष्ठा अभिरूपापन॑ बक्म । ग्राप्त हुआ, वह 


२७० वृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
ब्यॉ 22 नया: ४, न्याव क न्याई >> नयाए >> फ, व्याई 2-2: न्यद७ नया ०-2] व्याई ०:20 व्यक 2-2 प व्याई कर नह 2 

| ८ पु होनेके हक 
ब्राह्मणजात्यभिमानाद बद्येत्य- | त्राह्मणजातिका अँभिमान होनेके 


मिधीयते। वे इदं क्षत्रादिजात॑ ब्रह्मे-। वह जह्न कहा जाता है | उस 

। समय यह क्षत्रियादि समुदाय भी 
वाभिन्नमासीदेकमेव । नासीर्क्ष- | ब्रह्मयसे अभिन्न अर्थात्‌ एकरूप ही था। 
त्रादिमेदः । तह़लेक॑ क्षत्रादि- अर्थात्‌ पहले क्षत्रियादि भेद नहीं 


देशून्य॑ व्यू मजे एक ( अकेला )-- 
परिपालयित्रादिशुन्यं सद्‌ न व्य  क्षत्रियादि पाछठनकतसि शून्य होनेके 


भवत्‌ू-न विभृतवत्‌+ कर्मणे कारण विभूतियुक्त कर्म करनेको सममर्य 
नालमासीदित्यर्थः । ' नहीं हुआ | 
ततस्तद्रह्म ब्राह्मणोउस्मि ममे- |. तंव उस ब्रह्मने में ब्राह्मण हूँ, 
४ कर्तव्यम कर जातिनि मेरा यह कर्त॑न्य है? इस विचारसे 
० 0, 2 हक ब्राह्मणजातिनिमित्तिक कर्म करनेकी 
मित्त कम चिकीषे, आत्मनः कर्मे- ' इच्छा करके कर्मकर्तृत्वरूप विभूतिके 
कतृत्वविभूत्यै श्रेयोरूप॑ प्रशस्त- लिये “श्रेयोरूपमत्यसूजतः अर्थात्‌ 
रूपम अत्यसूजत-अतिशयेनास जत 8 282 0५ 2 
-सुध्वत्‌ | कि पनस्तचत्सृश्म्‌ःक्षत्र सा था ० क्षत्र अर्थात्‌ क्षत्रियजाति | 
क्षत्रियजातिः, तदयक्तिमेदेन प्र- | उन्हींको 'यान्येतानि' इत्यादि वाक्यसे 
दि श्रुति व्यक्तिमेदसे दिखाती है | अथात्‌ 
--यान्येतानि असिद्धानि | छोकमें देवताओंमें जो क्षत्रियह्पसे 
लोके देवत्रा देवेषु क्षत्राणीति | | प्रसिद्ध है। जातिबाचक वब्दोंमे 
विकल्पसे बहुवचन होता है-ऐसी स्घ्ृति 
हि होनेसे अथवा भेदोपचारसे इन्द्रादि 
रगाद्‌ व्यक्तिबहुत्वाद्या भेदो- | व्यक्तियोंके अनेक होनेके कारण यहाँ 
पचारेण बहुवचनम्‌ । क्षत्राणि! इस पदमें बहुचचन है । 
१ इस अध्यायके आरम्भमें अम्रिरूप प्रजापतिकी उत्पत्ति दिखायी है और. 


अमि ब्राह्मणजातिका उपकारक देव है। इसलिये उसे ब्राह्मणजातिका अभिमान 
होना खाभाविक है | 


२. “जात्याख्यायामेकस्मिन्‌ बहुवचनमन्यतरस्याम! (पा० सू० १। २। ५८) 


जात्याख्यायां पक्षे वहुवचनस्म- 





नाग्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथ 


२७१ 


फानि पुनस्तानि * इत्याइ-तत्रा- 
भिप्क्ता एवं विशेषतों निर्दि 
इयन्ते--इन्द्रो देवानां राजा, 


परुणो यादसाम्‌, सोम आादा- , 


णानामू, रुद्रः पशुनामू, परज- 
न्‍्यो विद्युदादीनाम्‌ , यम्रः पित 
णाप्‌, सत्य रोगादीनाम , इशानों 
भासामू-इत्थेवमादी नि देवेपु 
क्षत्राण | तदनु। इन्द्रादिक्षत्रदेव- 
वाधिष्टितानि मनुष्यक्षत्राणि सो- 
मस्ूबंदयानि पुरूरव प्रभृतीनि 
सशन्येब द्रषटव्यानि । तदर्थ एच 
दि देवक्षत्रसर्गः प्रस्तुत | 
यस्माद्रक्षणातिशयेन सृष्टं 
क्षत्र तस्मात्क्षत्रात्परं नास्ति ब्रा- 


ंि3+त+.............................. 


क्षणजातेरपि नियन्द । तस्माद्रा- 
क्षणः कारणभूतो5पि क्षृत्रियस्य 
क्षत्रियमधस्ताइयबस्थितः सन्नुपरि 
खितसुपास्ते | क्ष ? राजसये | 
क्षत्र एव तदात्मीय॑ यशः ख्याति- 
रूप॑ त्द्केति दधाति स्रापयति | 
राजसयामिपिक्तेनासन्यां खितेन 


नी नी तन ई.०.व0वल......ु..ु...: 2... अब बल जल मजाक कप मिक को 3 बह न मी पर बल लि जल, जल पलट कल 


| सोम, 
| नायक मेवे, पितरोंका राजा यम, रोग 
| आदिका खागी मृत्यु और प्रकाशाका 


वे कान ४ * सो श्रुति बतछाती 
ह | यहा सिशेपरणसे उनमेसे [ भिन्न- 
मिन्न बगेके अधिपतिस्यपसे ] अभिषिक्त 
देवताओका ही उछेख किया जाता 
ऐ-देवताओका राजा इन्द्र, जलूचरो- 
का अधिषति परुण, ब्रह्मणाका राजा 
पशुपति रुठ्, विय्ुदादिका 


इन्द्र, 


खामी $जञान उत्यादि जो देत्रताओमें 
क्षत्रिय ६ [ उन्हें उत्पन्न किया )। 
उनके पीछे इन्द्राडि क्षत्रियदेवताओसे 
अधिशष्टित पुरूखा आदि चन्द्र और 
सूर्यत्रशी मानवक्षत्रिय रचे गये-ऐसा 
समझना चाहिये | उन्हींक्े लिये 
देवक्षत्रसष्टिका आरम्म किया गया है। 

क्योकि ब्रह्नने क्षत्रियोंकी अतिशय- 
रूपसे रचा है, इसलिये क्षत्रियसे 
उत्कृष्ट ब्राह्मणजातिका भी नियमन 
करनेवात्य दूसरा कोई नहीं है । इसीसे 
क्षत्रियनातिका कारणभूत होकर भी 
ब्राह्मण नीचे वैठकर उँचे बेठे हुए 
क्षत्रियकी उपासना करता है | कहाँ ? 
राजसूययज्ञम | उस समय वह 
क्षत्रियमें ही अपने शअह्म!र इस नाम- 
रूप यशकों स्थापित करता है। 
राजसूययज्ञ्मं अभिषिक्त. मश्नस्थ 


२७२ 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


नर जेट नई नई, जन ना न: न 2; व्याई 7 व्याई 2, बाई (7230 नाई ०2७ व्याई 2 ना: 


राज्ञा आमन्त्रितो ब्रह्मन्निति ऋ- 
त्विवपुनस्त॑ प्रत्याह-- त्व॑ राज- 
न्ब्रह्मासि|इति। तदेतदभिधीयते- 
क्षत्र एव तथशो दधाति' इति | 
सेषा प्रकृता क्षृत्र्स योनिरेव 
यद्॒ह्म । तस्माद्ययपि राजा पर- 
मतां राजसयाभिषेकगु्णं गच्छ- 
त्याम्नोति ब्ह्मेव ब्राह्मणजातिमेव, 
अन्ततोड्न्ते कमपरिसमाप्तावुप- 
निश्रयत्याश्रयति खां योनिम्‌, पुरो- 
द्ित॑ पुरो निधत्त इत्यथः । 
यस्तु॒पुनबलाभिमानात्खां 
योनिं ब्राह्मणजातिं ब्राह्मणं य उ 
एन हिनस्ति हिंसति न्यग्भावेन 
परयति, खामात्मीयामेव स यो- 
निम॒च्छति-खं प्रसव॑ विच्छिन॒त्ति 
विनाशयति | स एतत्कृत्वा पा- 
पीयान्पापतरो भवति। पू्वमपि 
क्षत्रियः पाप एवं क्ररत्वादात्मग्र- 


सवहिंसया सुतराम्‌ | यथा लोके 
श्रेयांस॑ प्रशस्ततरं हिंसित्वा परि- 


राजाके द्वारा शअह्मन्‌ !! इस प्रकार 
पुकारे जानेपर ऋत्विक्‌ उत्तरमें उससे 
कहता है, 'राजन्‌ ! तुम ब्रह्म हो! 
इसीसे यह कहा जाता है कि वह 
क्षत्रियमें ही अपना [ब्राह्मण” नाम- 
रूपी ] यश स्थापित करता है । 
यह जो ब्रह्म ( ब्राह्मण ) है, वह 
क्षत्रियकी ग्रकृत योनि ही है. | इसलिये 
यद्यपि राजा परमताकों-राजसूया- 
मिषेकरूप गुणको प्राप्त हो जाता है 
तो भी अन्तमें कर्मकी समाप्ति होनेपर 
अपनी योनि ब्राह्मणजातिका ही 
| आश्रय लेता है अर्थात्‌ उसे पुरोहित 
करता यानी आगे स्थापित करता है। 
और जो बलके अभिमानसे अपनी 
योनि ब्राह्मण-जातिकी हिंसा करता है 
अर्थात्‌ उसे नीची दृष्टिसे देखता है, 
वह अपनी ही योनिका नाश करता 
है अर्थात्‌ अपने ही ग्रसवका विच्छेद 
यानी विनाश करता है । ऐसा करके 
वह पापीयान-बडा पापी होता है। 
कर होनेके कारण क्षत्रिय पापी तो 
पहले भी था, अब अपने प्रसवकी 
हिसा करनेसे और भी अधिक पापी 
होता है | जिस प्रकार छोकमें श्रेष्ठ 
अर्थात्‌ अधिक प्रशसनीयकी हिसा- 


च्राह्षण ४ | 


शाउरभाष्याथ 


२७३ 


चर <<7.22७ कई 27०20७. यक<(>:23% व्य>:-24%, व्याद< -:-220 आई 2७ “या <<:.30७ “या ८-3७ या ८2% व्याई ५-2७ यह :०:2॥0 चर), 


भूय पापतरों भवति तद्बत्‌।।११॥ | परामत्र करके पुरुष वडा पापी होता 


है उसी प्रकार उसे भी बडा भारी 
पाप लगता है ॥११॥ 


“+आसकरिफ्णा: 
वेश्यजातिकी उत्पत्ति 


क्षत्रे सुष्टेअपि-- 


क्षत्रियोंकी रचना हो जानेपर भी--- 


स नेव व्यभवत्स विशमसजत यान्‍्येतानि देव- 
जातानि गणश आदख्यायन्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वे- 


देवा मरुत इति ॥ १२॥ 


वह (अह्म ) विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्य नहीं हुआ | उसने वैश्यजाति- 
की रचना की | जो ये बसु, रुद्र, आदित्य, विख्वेदेव और मरुत्‌ इत्यादि 
देवगण गणरशः कहे जाते हैं [ उन्हें उत्पन्न किया ] ॥१२॥ 


स नेव व्यभवत्‌ , कमेणे बद्न 
तथा न व्यमवत्‌, वित्तोपाजयितुर- 
भावात्‌ । स विशमसृजत कमे- 
साधनवित्तोपाजनाय । कः पुन- 
रसो विद 4 यान्येतानि देव- 
जातानि-खारथे निष्ठा, य एवे देव- 
जातिभेदा इत्यथेड गणशो गएं 
गणपम्‌, आख्यायन्ते कथ्यन्ते । 


गणप्राया हि विश| प्रायेण | 


संहता हि वित्तोपाजने समर्था॥ 


न एकेकशः | वसवः--अष्ट स्नयो 
बू० उ० रे५ए-हे५े 





वह (ब्रह्म) धनोपारज॑न करनेवालेका 
अभाव होनेके कारण कम करनेमे 
समर्थ नहीं हुआ | उसने कमके साधन- 
भूत धनका उपार्जन करनेके लिये 
वैश्यजातिको रचा । वे वैश्यछोग कौन 
थे ? ये जो देवजात हैं। 'देव- 
जातानि? इस पदके जात? शब्दमें जो 
“तः यह निष्ठाग्रत्यय है वह खार्थमें है | 
तात्पर्य यह है कि ये जो देवजातिके 
भेद हैं, जो गणश. अथात्‌ एक-एक 
गण करके कहे जाते हैं, क्योंकि वेश्य- 
लोग गणग्राय होते हैं, वे प्राय, अनेको 
मिलकर ही वनोपाजनमे सम होते हैं, 
एक-एक करके नहीं | वसु आठ संख्या- 


२७७४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


बाई बहा 22%, बन व्याई > 2, व्याई 2 आर नाक 2 पर न्याई 32% व्याई <:- ४ बहा >८ 24 न्याई >> ऋ वन्य: कन्या, 


गण», तथेकादश रुद्राः, दादशा- 
दित्या।. विश्वेदेवास्रयोदश 
विश्वाया अपत्यानि सर्वे वा देवाः, 
मरुतः सप्त सप्त गणाः ॥ १२॥ 


का गण है, रुद्र ग्यारह तथा आदित्य 
वारह हैं | विश्वेदेव तेरह हैं---ये 


सभी विश्वाके पुत्र हैं। अथवा “बिर्वे 


देवा.? का अर्थ है---सम्पूर्ण देवगण | 
इसी प्रकार उनचास मरुद्गण हैं।| १ २॥ 


“* अर 4रैड्टिेक--: 
शूद्रवर्णकी उत्पत्ति 
स नैब व्यभवत्स शोद्ं वर्णमस॒जत पूषणमियं वें 
पूषेय< हीद* सर्व पुष्यति यदिदं किद्च ॥ १३॥ 
[ फिर भी ] वह विमूतियुक्त कर्म करनेमे समर्थ नहीं हुआ । उसने 
शूद्रवर्णकी रचना की | पूषण शूद्धवर्ण है | यह पृथिवी ही पृषा है, क्योंकि 
यह जो कुछ है, यही इसका पोषण करती है ॥ १३१॥ 


स॒ परिचारकाभावात्पुनरपि 
घर दे, + 
नव व्यमवत्‌, स शोद्रं बर्णम- 
सृजत-शूद्र एवं शझोद्र॥ 
खार्थेंडणि बृद्धिः । 

कः पुनरसों शोद्रो वर्णो यः 
सृष्ट; ? पृूषणम्‌--पुष्यतीति पूषा। 
कः पुनरसों पूषा १ इति विशेषत- 
स्तब्रिदिशति--इयं प्थिवी पूषा । 
खयमेव निर्वेचनमाह--इयं हीद॑ 


सेवकका अभाव होनेके कारण 
फिर भी वह विमूतियुक्त कर्म करनेमें 
समर्थ नहीं हुआ । उसने शौद्वरणकी 
सृष्टि की | शद्व ही 'शौद्ः है । 
यहाँ खार्थमें 'अण्‌! प्रत्यय होनेपर 
आदि स्वर्की बृद्धि हुई है। 


किन्तु यह जो उत्पन्न किया गया था 
वह शूद्धवर्ण कौन था? पूषण--जो 
पोषण करता है, इसलिये पृषा कहलाता 
है। किन्तु यह पूषा कौन है * उसे 
श्रुति विशेषरूपसे निर्देश करती है--यह 
पृथिवी पूषा है । फिर उसका खर्य॑ 
ही निर्वचन करके कहती है-क्योंकि 


त्राह्मण ४ ] शादरभाष्याथ २७५ 
न" «९२०५. «६९०००- «९२२०... «६०... -«६५.. ६२२५. ४९०७ ८2 ६2 (६०५ ६2.. «६०.. 
सब पुष्यति यदिदं किश्व ॥१३॥ | यह जो कुछ है, उस सब्रका यही 

पोषण करती है ॥११॥ 
"+>वैक्टेकडन-- 
पर्मकी उत्तापि और उसके प्रभाव एवं स्वरूपका वर्णन 
प त्तच्छेयोरू 
स नेव व्यभवत्तच्छेयोरूपमत्यसजत धर्म तदेतत्क्ष- 
त्रस्य क्षत्रं यडमेस्तस्माडर्मात्परं नास्त्यथो अबलीयान्ब- 
लीया<समाश<« सते धर्मेण यथा राज्ञेव यो वे स धमः सत्य॑ 
वे तत्तस्मात्सत्यं बदन्तमाहुधर्म बदतीति धर्म वा वदन्त* 
सत्यं बदतीत्येतछयबैतदुभयं भवति ॥ १४ ॥ 
तब भी वह विभूतियुक्त कर्म करनेमें समर्थ नहीं हुआ। उसने 
अतिशयतासे श्रेयोरूप धर्मको रचा। यह जो धर्म है, क्षत्रियका भी नियन्ता है | 
अत, धर्मसे उत्कृष्ट कुछ नहीं है | इसलिये जिस प्रकार राजाकी सहायतासे 
[ प्रबल शात्रुको भी जीतनेकी शक्ति आ जाती है] उसी प्रकार धर्मके 
द्वारा निरेछ पुरुष भी बलब्रानकों जीतनेकी इच्छा करने लगता है। वह 
जो धर्म है, निश्चय सत्य ही है । इसीसे सत्य बोलनेबालेको कहते हैं कि 
प्यह धर्म भाषण करता है? तथा धर्म भाषण करनेवालेसे कहते हैं कि “यह 
सत्य भाषण करता है?, क्योंकि ये दोनो यही ( धर्म ही ) हैं ॥१४॥ 

स चतुरः सृष्ठापि वर्णनेव |. वह 6ह्) चारो वर्णोको रचकर 
भी-द्षत्रिय जाति उम्र होती है,इसलिये 
वह नियन्त्रणमे नहीं रह सकती--- 
इस आशड्डासे विभूतियुक्त कर्म करनेमें 
समर्थ नहीं हुआ | तब उसने अति- 
शयतासे श्रेयोरूप उत्पन्न किया। 
वह श्रेयोरूप कौन है ? घम; वह यह 


रचा हुआ श्रेयोरूप धम क्षत्रका भी 
क्षत्र यानी क्षत्रियका भी नियन्ता है 


व्यभवत्‌) उग्रत्वासक्षत्रस्यानियता- 





शक्कषया । तच्छेयोरूपमत्यसृजत, 





कि तत्‌ * धर्म; तदेतच्छ्रेयोरूपं 





सृष्ट क्षत्रस क्षत्र॑ क्षत्रस्यापि नियन्त, 


र्जद्‌ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय * 


बकरे बयान फ नक टऋ, पक न2५७- नई सेफ नया: नया >:2:% व्याई २:४७, "वाई <: 2, नया: व्का:0%- याढ< 2, 


उग्मादप्युग्रमम यद्धमों यो 
धर्म; तस्मात्क्षत्रस्यापि नियन्तू- 
त्वाड्मात्परं नास्ति; तेन हि 
नियम्यन्ते सर्वे । तत्कथम्‌ $ इत्यु- 
च्यते--अथो अप्यबलीयान्दु्बे- 
लतरों बलीयांसमात्मनो बलवत्तर- 
मप्याशंसते कामयते जेतुं धर्मेण 
बलेन; यथा लोके राज्ञा सबवे- 


बलवत्तमेनापि कुटुम्बिक॥ एयम्‌; 


और उम्रसे भी उम्र है; “यद्धर्म.” का 
अर्थ है---जो धर्म, अतः क्षत्रियका भी 
नियन्ता होनेके कारण धर्मसे उत्कृष्ट 
कोई नहीं है, क्योंकि उसीके द्वारा 
सबका नियमन होता है | सो किस 
प्रकार ? यह बतलाया जाता है-जो 
अबलीयान्‌ यानी बहुत दुर्वल होता 
है, वह भी वढीयान्‌---अपनी अपेक्षा 
अधिक वल्वानको धर्मके द्वारा जीतना 
चाहता है, जिस प्रकार लोकमें 
सबसे वलवान्‌ राजाकी सहायतासे 
साधारण कुटुम्बी पुरुष अपनेसे 
अधिक वल्वानका परामव करना 
चाहता है, उस प्रकार [ वह धर्मवल्से 


तस्मात्सिद्ध धरमस्स सबेबलवत्तर- | जीतना चाहता है।] अतः सबकी 


त्वात्सवेनियन्तृत्वम्‌ । 

यो वे स धर्मो व्यवहारलक्षणो 
लोकिकैव्येवदियमाणः सत्यं वे 
तत्‌ ; सत्यमिति यथाशास्रार्थता; 


स एवानुष्ठीयमानो धम्मनामा 
भवति, शाख्राथेत्वेन ज्ञायमान- 


स्तु सत्यं भवति । 
यस्मादेव तस्मात्सत्य॑ यथा- 


अपेक्षा बब्वत्तर होनेके कारण धर्म 
सबका नियन्ता है-यह सिद्ध होता है। 


वह जो लौकिक पुरुषोद्वारा 
व्यवहार किया जानेवादा व्यवहारूप 
थर्म है, वह निश्चय सत्य ही है | सत्य 
शाख्रानुकूछ अर्थका नाम है। वह 
( शात्रानुकूछ अर्थ ) ही अनुष्ठान किये 
जानेपर धर्म नामवाढ्य होता है और 
शासत्रके तात्पर्यरूपसे ज्ञात होनेपर 
वही सत्य कहलाता है |# 

क्योंकि ऐसा है, इसलिये व्यवहार- 


शास्त्र वदन्‍्तं व्यवहारकालू आहुः | काठुमें सत्य यानी शात्रानुसार भाषण 


- # अमिप्राय यह है कि शात होनेवाछा शात््रका तात्सर्य सत्य है और 
आचरणर्म आनेपर वही धर्म कहल्यता है। 





प्राह्मण ४ | 


४५७० न्कर्ट_--:#७. चर: २-०० जो" )3क 
समीपसा उभयविवेकताः--धर्म 
बदतीति, प्रसिद लाकिक नन्‍्याय॑ 
वदतीति | तथा विपयंयेण धर्म 
वा लाकिक॑ व्यवहार वदन्तमा 
सत्यं बदति, श्ास्रादनपेतं चद- 
तीति । 


जय. वाक- 


एतददुक्तमुभय॑ ज्ञायमानमलु- | 
प्लीयमान॑ चेतद्धम एवं भवति। 
तस्मात्स थर्मो ज्ञानानुष्टानलक्षणः | 
शासज्ञानितरांथ सर्वानेद नियम- | 
यति | तस्मात्स क्षत्रस्यापि क्षत्रम्‌। 
अतस्तदभिमानो5विद्धां स्तद्दिशेपा- 
नुष्ठानाय त्क्मक्षत्रविदश॒द्रनिमित्त- 
विशेषमभिमन्यते । तानि च॑। 
निसर्गत एवं कर्माधिकारनिमि- 
त्तानि | १४ ॥ | 


शाइरभाप्यार्थे 
ज्यक--..72७ प्यार -9आक च्याद- +- ढक बकरे 0 >पक व्याब 2 क वाई: 


बालकों 
' शासानुसार वोलता है? ऐसा कहते है। 


| और अशाख्ज्ञ सभीका 


२७9७ 


करनेबालेको उसके समीपवर्ता धर्म 
और सत्यका रहस्य जाननेत्राले छोग 
प्यद्‌ धर्म भाषण करता है, प्रसिद्र 
लेकिकन्याय बोलता है! ऐसा कहते 
४ ओर इसी तरह इससे विपरीत 
धर्म यानी लोकिक व्यवहार बताने- 
यह सत्य बोलता है, 


ये जो जानी जानेवाली और की 
जानेवाली दो बाते बतायी गयी है-- 

दोनों धर्म ही है | अत. यह 
ज्ञन और अनुष्टानरूप धर्म शात्तज्ञ 
नियमन 
करता है | इसलिये वह क्षत्रका 
भी क्षत्र है | अत: उसका अभिमान 
रखनेवाला अज्ञानी पुरुष उसके किसी 
विशेष रूपका अनुष्ठान करनेके 


लिये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य अथवा 


शूदरूप किसी निमित्तविशेषमे 


[| अमिमान करने लगता है । ये 


ब्राह्मणादि वर्ण खभावतः ही कर्मा- 
धिकारके कारण हैं ॥१४॥ 


नम्न्क््ीा25- 
आत्मोपासनकी आवश्यकता 
तदेतदह्म क्षत्रं विदशूद्वस्तदभिनेब देवेषु बह्मा" 


ढाह्मणो मनुष्येषु क्षत्रियेण क्षत्रियो वैश्येन बेड 


२७८ बृहदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्याई<2%, नर; व्याई >-2 0 बहन % ब्याई>८222७, २:९2. व्याई ८2% न्याई+:2%  व्याह2)% व्याद >८ प व्याई प्र नया पक, 


शूद्रस्तस्मादग्नावेब देवेषु छोकमिच्छन्ते ब्राह्मण मनुष्ये- 
प्वेताभ्या< हि रूपाभ्यां बह्मामवत्‌ | अथ यो ह वा अस्मा- 
छोकात्खं॑ लोकमहष्टा श्रेति स एनमविद्ितो न भुनक्ति 
यथा वेदों वाननुक्तो'न्‍्यद्वा कमोकृतं यदिह वा अप्य- 
नेवंविन्महत्युण्यं कर्म करोति तड्ास्यान्ततः क्षीयत एवा- 
त्मानमेव लछोकमुपासीत स य आत्मानमेव लोकमुपास्ते 


न हास्य कम क्षीयते । अस्माड्थबात्मनो यय्यत्कामयते 
तत्तत्तजते ॥ १५॥ 


वे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैरय और झूद्व चार वर्ण हैं | [ इन्हे उत्पन्न 
करनेवाल्य ] ब्रह्म अग्निरुपसे देवताओंमें ब्राह्मण हुआ | तथा मनुष्योमें 
ब्राह्मणख्पसे ब्राह्मण, क्षत्रियरूपसे क्षत्रिय, वेश्यरूपसे वैश्य और शूद्वरूपसे 
शद्व हुआ । इसीसे अम्निमें ही [ कर्म करके ] देवताओके बीच कर्मफछकी 
इच्छा करते हैं तथा उसे मनुष्योंके बीच ब्राह्मणजातिमें ही कर्मफलकी 
इच्छा करते हैं, क्योंकि ब्रह्म इन दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था | तथा जो 
कोई इस लोकसे आत्मछोकका दर्शन किये बिना ही चला जाता है, उसका 
यह अविदित आत्मछोक [ शोक-मोहादिकी निवृत्तिके द्वारा ] पाठन नहीं 
करता, जिस प्रकार कि बिना अध्ययन किया हुआ वेद अथवा बिना 
अनुष्ठान किया हुआ कोई अन्य कर्म । इस प्रकार ( आत्मछोकको ) न 
जाननेवाला पुरुष यदि इस लोकमें कोई महान्‌ पुण्यकर्म भी करे तो भी 
अन्तमें उसका वह कर्म क्षीण हो ही जाता है, अत. आत्मतोककी ही 
उपासना करनी चाहिये | जो पुरुष आत्मलोककी ही उपासना करता है, 
उसका कम क्षीण नहीं होता । इस आत्मासे पुरुष जिस-जिस वस्तुकी 
कामना करता है, उसी-उसीको ग्राप्त कर लेता है || १५ | 


ब्राह्मण ४ ] 


शाउरभाप्या् 


२७० 


जय 3७ व्य7फ व्यर्ड २020 नई 22० या २7 2स्‍0७ “्कर्ई “7-७. ७७६९-५७ बार: पाए: 2स्‍8 ६-3७ “बल नई (2: 


तदेतचातुवण्पे सु्टम-त्रक्ष क्षत्र 
विदशुद्र इति; उत्तरा्थ उपसंहारः | 
यत्तत्सष्टु त्रह्म/ तद प्रिनेच नान्‍्येन 
रूपेण देवेपु त्रह्म, त्राह्मणजातिर- 
भवत्‌ । ब्राह्मणो ब्राह्मणखरूपेण 
मनुष्येपु अद्याभवत्‌) इतरेपु वर्णेपु 
विकारान्तरं॑ प्राप्य, श्षत्रियेण 
क्षत्रियोधभवदिन्द्रादिदेवताधिष्टि- 
त वेब्येन वेश्यः शुद्रेण शूद्र/ 


सस्मात्क्षत्रादिषु विकारापनम/ 

आर विक्ृतं 
अग्रा ब्राह्मण एवं चा स्रष्ट 
ब्रह्म, तस्मादग्नावेव देवेपु देवानां 
मध्ये लोक॑ कर्मफलम््‌ इच्छन्त्यम्नि 

+ ७ | ७ 

सम्बद्ध कम कृत्वेत्यथः । तदथे- 
मेव हि तद॒ह्य कमाधिकरणत्वे 
नाभिरूपेण व्यवस्थितम्‌ | तस्मात्‌ 
तस्मिन्रमों कर्म कृत्वा तत्फले 
प्राथयन्त इत्येतदुपपन्नम्‌। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य और शूद्र 
इन चार वर्णोको उत्पन्न किया--- 
ऐसा जो उपप्तहार है, वह आगेके 
अर्थसे सम्बन्ध दिखानेके लिये है। 
वह जो उत्पत्तिकर्ता ब्रह्म था वह, 
क्रिसी अन्यरूपसे नहीं, अग्निरूपसे 
ही देवताओमे ब्रह्म यानी ब्राह्मण- 
जाति हुआ | तथा वह ब्रह्म मनुष्योमें 
व्राह्मणझूपसे ब्राह्मण हुआ । इसी 
प्रकार अन्य वर्णोंमे विकारान्तरको 
प्राप्त हो क्षत्रियरूपसे इन्द्रादि 
देवताओसे अधिष्ठित क्षत्रिय हुआ 
तथा वैश्यरूपसे वैद्य और शूद्ररूपसे 
शूद्र हआ। 


क्योकि सृश्टिकर्ता ब्रह्म क्षत्रियादिमें 
बिकारको प्राप्त हो गया है, केवल 
अग्नि और ब्राह्मणमें ही वह निर्विकार 
है, इसलिये लोग भग्निमें ही देवताओ 
के बीच छोक-कर्मफलकी इच्छा करते 
हैं। अर्थात्‌ अग्निसम्बन्धी कर्म करके 
[ उसके फछकी इच्छा करते हैं ] 
उसी ग्रयोजनके लिये [ अयात्‌ 
कर्मफछ-दान करनेके लिये ही ] वह 
ब्रह्म कर्मके आधारभूत अग्निरूपसे 
थ्ित है । अत, उस अज्निमें कर्म 
करके छोग उसके फलकी प्रार्थना 
करते हैं-यह उचित ही है। , 


२८० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


अर कट पक नया 2स्‍0 न्योदे >>: व्याई ०० कर ्याए न व्यद 2 व्याई>-2 "कई 2:०3 न्याई ८2% नयाई ८20 न्याई ८2%: व्याई 2: 


ब्राह्मणे मनुष्येषु--मनुष्याणां 
पुनमध्ये कमफलेच्छायां नागन्‍या- 
दिनिमित्तक्रियापेक्षा, कि तहिं 
जातिमात्रखरूपग्रतिलम्भेनेव पुरु- 
पार्थसिद्धिः । यत्र तु देवाधीना 
पुरुषाथसिद्धि,,. तत्रेवास्न्यादि- 
सम्पद्धक्रियापेक्षा | स्मृतेश्र-- 
“जप्येनेव तु संसिध्ये- 
द्राह्मणो नात्र संशय । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्या- 
न्मेत्रो ब्राक्षण उच्यते ॥” 
( मनु० २। ८७ ) इति। 
पारित्राज्यदशनाञ । तस्मा- 
ड्राह्मणत्व एवं मनुष्येषु लोक॑ 
कर्मफलमिच्छन्ति । यस्मादेता- 


भ्यां हि ब्राह्मणाप्रिरुपाभ्यां कर्म- 


कत्रेंधिकरणरूपाम्यां यत्ख्ष्ट अद्य 


'साक्षादभवत्‌ । 


तथा मनुष्योमें अर्थात्‌ मनुष्योके 
बीचमें कर्मफल पानेकी इच्छा होनेपर 
अग्न्यादिके कारण होनेवाली क्रियाकी 
अपेक्षा नहीं है; तो फिर क्‍या बात 
है £ वहाँ ब्राह्मणमें अर्थात्‌ ब्राह्मण- 
जातिमात्रका खरूप प्राप्त कर लेनेपर 
पुरुषार्थसिद्धि हो जाती है | जहाँ 
पुरुषार्थकी सिद्धि देवाधीन होती है, 
वहीं अग्नि आदिसे सम्बन्ध रखनेवाले 
कर्मोंकी अपेक्षा होती है | यही बात 
स्मृतिसे भी सिद्ध होती है-इसमें 
सन्देह नहीं, ब्राह्मण अन्य [ अग्न्यादि- 
सम्बन्धी ] कर्म करे अथवा न करे 
जपसे ही पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर लेता है। 
मित्र (सूर्य )-देवतासम्बन्धी गायत्री 
मन्त्रका जप करनेके कारण अथवा 
सम्पूर्ण भूतोंको मित्रकी भाँति 
अभय देनेवाल्ा होनेसे ब्राह्मण मैत्र 
कहलाता है |”? 
इसके सित्रा [बआह्मणके लिये ही ] 
संन्यासका विधान होनेसे भी [मनुष्य- 
छोकमें उसीकी सर्वोत्कृष्टता सिद्ध 
होती है | ] अत, मनुष्यों आरह्मणत्व- 
में ही लछोक--कर्मफलकी इच्छा करते 
हैं, क्योंकि जो साक्षात्‌ सृष्टिक्ता 
ब्रह्म था, वह कर्मके कर्ता और 
अधिकरणरूप ब्राह्मण और अग्नि-इन 
दो रूपोंसे ही व्यक्त हुआ था । 


ब्राह्मण ४ ] 


शाउ्रभाष्यार्थ 


श्८१्‌ 


बक्सर बस न“) नई 723 चई<:23% नया “73% "कई एफ नाई 372७७ यई2:.:७ नई >:2% "272: या यक 


अन्न तु परमात्मलोकमग्ो 


त्राह्मणे चेच्छन्तीति केचित्‌ | 


तद्सत्‌ , अविद्याधिकारे कर्मा- 


यहों कोई-कोई (भर्तृप्रपश्च आदि) 


| ऐसी व्याख्या करते है कि “अम्नि [-मे 


हवन करके ] और ब्राह्मणमे [ उसे 
दान देकर ] परमात्मलेककी इच्छा 


करते हैं !! किन्तु यह अर्थ ठीक 


धिकाराथ वर्णविभागस्थ॒ ग्रस्तुत- | नहीं है, क्योंकि वर्णविभागका प्रस्ताव 


त्वात्‌, परेण च विशेषणात्‌; यदि 
हात्र लोकशब्देन पर एवात्मो- 
च्येत [कप 0० 

च्येत, परेण विशेषणमनथंक॑ स्यात्‌ 


'सव॑ं लोकमद्ष्ठा' इति । 


खलोकव्यतिरिक्तश्रेदग्न्यधी- 
नतया ग्राथ्यप्रानः प्रकृतो लोक 
ततः स्व्रम्‌ इति युक्त विशेषणम्‌, 
प्रकृतपरलोकनिदृ त्यथत्वात्‌; ख- 
त्वेन चाव्यमिचारात्परमात्मलो- 
कस, अविद्याकृतानां च खत्व- 
व्यभिचारात्‌ । त्रवीति च कर्म- 
कृतानां व्यभिचार्म-श्षीयत 
एव इति | 

त्रह्षणा सृष्टा वर्णाः क्मार्थम; 
तन्च कम धर्मारूय॑ सर्वानेव कते- 


अवियाके प्रकरणमें कर्माधिकारका 
निरूपण करनेके लिये किया गया 
है, इसके सिवा आगेके वाक्यमे 'स्वम! 
ऐसा विशेषण दिया है; यदि यहाँ 
“ठोक? शब्दसे परमात्मा ही कहा जाय 
तो भव छोकमदृष्ठार इस आगेके 
वाक्यमें 'स्वम? यह विशेषण निरर्थक 
होगा । 

यदि अम्निकी अधीनतासे प्रार्थना 
किया जानेवाला ग्रकृत छोक स्वलोक- 
से भिन्न हो तभी “'स्वम? यह विशेषण 
प्रस्तुत परछोककी निवृत्तिके लिये 
होनेके कारण सार्थक होगा; क्योकि 
स्वरूपसे परमात्मछोकका तो व्यमिचार 
( भेद ) है नहीं, केवल अविद्याकृत 
छोकोका ही व्यभिचार है | आगेके 
ध्षीयत एव! इस वाक्यसे श्रुति कर्म- 
जनित छोकोंका स्वछोकसे व्यभिचार 
बतलाती है | 


ब्रह्मने कर्म करनेके लिये वर्णोकी 
रचना की थी | वह धर्मसंज्ञक कर्म 


२८२ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


व, नह सटे व्याल, व्याईए>-2स्‍0, न्य2स्‍ऋ नाई ८: नये, जाई: क- नाई 2, नया: नई <>:2 पक व्यापक 


व्यतया नियन्त पुरुषाथसाधनं 
च । तस्मात्तेनेव चेत्कर्मणा सो 
लोकः परमात्माख्यो5विदितो- 
5पि प्राप्यते, कि तस्थैव पदनी- 
यत्वेन क्रियत इत्यत आह-- 
अथेति पूर्वपक्षविनिवृक्त्य4ः: यः 
कश्नित्‌। ह वे अस्मात्सांसारिका- 
त्पिण्डग्रहणलक्षणाद विद्याकामकर्म- 
हेतुकादग्न्यधीनकमोा भिमानतया 

वा ब्राह्मणजातिमात्रकर्मामिमान- 
तया वा आगन्तुकादखभूतालो- 
कात्‌। ख॑ लोकमात्म[|ख्यम्‌ आत्म- 
त्वेनाव्यमिचारित्वात्‌। अदृष्ठा-- 
अहं ब्रह्मास्मि! इति, ग्रेति प्नियते; 
स यद्यपि खो लोकः, अविदितो- 


उविद्यया व्यवहितोड्ख इवाज्ञातः, 
एनम्‌--सद्डयापूरण इबव लोकिक 
आत्मानम्‌ू-न भ्ुनक्ति न पाल- 
यति शोकमोहमयादिदोषापनयेन। 

यथा च लोके वेदोड्ननुक्तो- 


उनधीतः कर्मांयववोधकत्वेन न 


कर्तव्यरूपसे सभीका नियन्‍्ता और 
पुरुषार्थका साधन है| अतः यदि उसी 
कर्मसे परमात्म-सज्ञक खलोक अज्ञात 
होनेपर भी प्राप्त हो जाता है तो किर 
प्राप्तव्यरूपसे उसीके लिये और क्‍या 
करनेकी आवश्यकता है * इसपर श्रुति 
कहती है---यहाँ “अथ!? यह पद पूर्व- 
पक्षकी निद्वत्तिके लिये है | [ क्‍या 
कहती है--] जो कोई भी इस 
अविद्याकामकर्मजनित तथा अग्न्यधीन 
कर्मामिमानके कारण अथत्रा ब्राह्मण- 
जातिमात्रके कर्मांमिमानके कारण 
आगन्तुक पिण्डग्रहणरूप सासारिक 
अनात्मभूतलोकसे, अपने “आत्मा! 
सज्ञक लोकको, जो आत्मखरूप होने- 
के कारण अव्यभिचारी है, 'में ब्रह्म हूँ! 
इस प्रकार न देखकर (न जानकर)/चढा 
जाता अर्थात्‌ मर जाता है, वह यद्यपि 
स्व॒लोक है, तो भी अविदित-अविद्यासे 
व्यवहित भर्थात्‌ अखछोकके समान 
अज्ञात रहनेपर, लौकिक दृश्टन्तमें 
दशम संख्याकी पूर्तिके समान, इस 
आत्माका शोक, मोह एवं भय आदि 
दोषोंकी निद्वत्तिद्वार भरण यानी 
पालन नहीं करता | 

तथा छोकमें जिस अकार अन- 
नुक्त-बिनां अध्ययन किया हुआ वेद 
कर्मादेके अवबोधकरूपसे पाढन 


ब्राह्मण ४ ] शाउरभाण्याय २८३ 
चअ.20७ "या _ंफेक -० २७७ 20० च्यार-,)2. न्यक--+फ कई मं बा) च्ब०.फक न्य 2 व्यू धयप८ 
भनक्ति, अन्यदा लोडिके क्र- नेडो करता एव अन्य कृषि आदि 
७... 4५०0 अर पगी अप 

प्यादि कम अफ्ृतं स्वात्मनानभि- कि कम अद्धत यानी अपने 
व्यज्ञितम आत्मीय डर सरपने अमिव्यक्त न हो 
व्यज्ञितम्‌ आत्मीयफलप्रदानेन न 20 अप 
शनि ता ली मे फडप्दानके दरार पालन नहीं करता, 
जम ५ ( लाकः ५ प्रक किक 

सेनैव. लोक उसी प्रकार सलेक आत्मा अपने 
नित्वात्मखसू्पणानाभि- ' नित्य आत्मखरूपसे अभिव्यक्त न 
व्यज्ञताधद्यादप्रह्मणगन न सन- हानेपर अनियादिके बिनाशद्वारा पालन 
क्त्येव्‌ । नहीं करता | 


शद्ठा-किन्तु आत्मलछोकके 
साक्षात्कार ( ज्ञान ) के कारण होने- 
परिपालनेन ? करमंणः फलग्राप्ति- वाठे परिपाठनकी आवश्यकता क्‍या 
हर है ? क्योंकि कर्मके फलकी प्रात्ति तो 
भाव्यातू, इश्फलनिमित्तय च | निथ्रित है और इष्ट फछका हेतु 

व .. . , | होनेवाछा कर्म [ खभावतः ] अधिक 
औमगा बाहुल्यातू। तन्रिमित्त होता ही है, ० के कारण 
उसका पालन अक्षय हो जायगा | 


ननु कि खलोकदशननिमित्त- ' 
| 
| 


पालनमक्षयं भविष्यति । 
तन्न, कृतसय क्षयतत्त्यात्‌; इत्ये- समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि किया जानेबाला कर्म क्षीण 
होनेवराला होता है । इसीसे श्रुति ऐसा 
कहती है-जों कोई इस ससारमें, 
चत्कश्रिन्महात्मापि, अनेवंधित्‌-स्वं| पाहे वह आश्चर्य-मैसा महात्मा भी 
हो, इस प्रकार न जाननेवाल अर्थात्‌ 
लोक॑ यथोक्तेन विधिना अविह्ठान्‌ , | आत्मछोकको उपर्युक्त रीतिसे जानने- 
वाछा नहीं है, वह इस विचारसे कि 
महद्गहु अश्वमेधादि पुण्य कर्म इष्ट- | स॒ुझे अनन्तत्वकी भ्रापि होगी निरन्तर 
महान्‌ अर्थात्‌ बहुत-से इष्ट फल 
फलमेव नेरन्तर्येण करोति, 'अने- | देनेवाले अश्वमेधादि पुण्य-कर्म भी 


तदाह--यदिद्द वे संसारेउ्द्भु त- 


२८४ वृहदारण्यकोपनिधषद्‌ [ अध्याय १ 
९. ६2 ०४९२७ ०९०७ «८९०२४: ०९2५-०९. ८२२६. ९०७ ०९२७ ०९२७-०६. 
नेवानन्त्यं मम्र भविष्यति! इति, | करे तो भी उस अविद्वान्‌का वह 
तत्कर्म॑ हास्याविद्यावतोडविद्या- | * अवियाजनित कामरूप हेतुवाल 
जनितकामहेतुत्वात्‌ खमप्तदशन- | होनेसे खप्नदर्शनरूप श्रमसे होनेवाले 


तिवदन्ततोःन्ते ऐश्वयंके समान फछोपभोगक्रे अन्तर्म 
विश्रमोद्भूतविभूतिवदन्ततोडन्ते | 
, क्षीण हो ही जाता है, क्योंकि उसके 


फलोपभोगर्य॒ क्षीयत एव । | क्ारणभूत अविया और काम चलाय- 
तत्कारणयोरविद्याकामयोश्वलत्वात्‌! भाव हैं, इसलियेउस कर्मफलके क्षयदी 
कृतक्षयश्रोव्योपपत्तिः | तस्मान्न | अनिवार्यता उचित ही है। अत. 
पुण्यक्रमंफलपालनानन्त्याशा | पुष्यकर्मफलके द्वारा अनन्तकाबतक 
अस्त्येव । | पालनकी आशा है ही नहीं 
अत आत्मानमेव स्वं लोकम्‌-क्‍,_ अत. खलोक आत्माकी ही 
उपासना करे | “आत्मानमेत्र लोक 
खलेकशब्दार्थ- आत्मानम/इति स्व | बंप (आना 
बेचनग.. लोक इत्यरिमिये | मुपासीत” इस वाक्यमें 'आत्मानम्‌! यह 
पद 'स्व॑ लोकम? इस अर्थमे है, क्योकि 
स्‍्व॑ लोकमिति ग्रकृतत्वात्‌/ इह च॒ | स्व लोकमदष्टा? इस प्रकार स्वर! शब्द- 
लंपसेजोपगीगीर से प्रकरणका आरम्भ हुआ है और यहाँ 
ब्दस्थाप्रयोगात्‌--उपासीत। | ,.(, आहट पेयोग विधा नहीं 
गया | वह जो आत्मछोककी ही 
उपासना करता है, उसे क्या होता 
तसख किम्र्‌ इत्युच्यते--न हाख | है, सो वतलते हैं-उसका कर्म क्षीण 
वि नहीं होता, क्योंकि [ वस्तुत. ] उस 
कम क्षीयते; कर्माभावादेव, इति , आत्मवेत्तामें कर्मका अभाव ही है, 
! अतः यह कथन तो नित्यका भनु- 
नित्यानुवादः | यथाविदुषः कर्म- | वादमात्र है। तात्पर्य यह है कि 
रु जिस प्रकार अविद्वानके लिये कर्म- 
क्षयलक्षणं संसारदु/खं सन्ततमेव,  क्षयरूप संसारदु ख निरन्तर रहता 


सय आत्मानमेव लोकप्पास्ते, 


त्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथ 


२८५ 


किक कक न 229- का: कई 29७: (29० की) थक ८2 फ न चर. आई जप नाईट 


न तथा तदस्य विद्यत इत्यर्थः । | 
(“परथिलायां प्रदीप्ायां 
न मे दह्मयति किश्वन 

इति यद्वत्‌ । 

खात्मलोकीपासक विदृपो 
विद्यासंयोगात्कर्मेव न क्षीयत 
इत्यपरे वर्णयन्ति | लोकशब्दार्थ 

(05 रोक 

च कमंसमवायिन ट्विधा परि- 
कल्पयन्ति किल-एको व्याकृता- 
वसखः कर्माश्रयो लोकों हैरण्य- 
गर्भाख्यः/ त॑ कमसमवायिन॑ 
लोक॑ व्याकृतं परिच्छिन य 
उपास्ते, तस्य किल परिच्छिन्न- 

(5 १ (४ 
कमात्मद्शिन!ः कम शक्षीयते |! 
तमेव कमंसमवायिन लोकमव्या- 
कृतावरस्थ॑ कारणरूपमापाद यस्तू: 
पासते, तस्थापरिच्छिन्नकर्मात्म- 
दरशित्वात्तस्य कर्म न क्षीयत इति। 


ल -ीी++त-लल8त38ल२हत६_ऐऐ0हह8ॉऔ२२२ 7 *नन्॑च्चच"+++-+न......)-ैं3० अं ं?तो..ी3त.--++-+-+-- >-.नहझननहझ-.0ह.0..क्‍.........0- 


भवतीय शोमना कल्पना न 


तु श्रीती । खलोकशब्देन 





है, उस प्रकार इस विद्वानके लिये 
उसकी सत्ता नहीं है, जैसे कि राजा 
जनकने कहां था “मिथिलके जलने- 
से मेरा कुछ भी नहीं जलता |”? 

[ भतृग्रपश्चादि |] कुछ अन्य 
व्याख्याकारोका कथन है कि स्वात्म- 
लोकके उपासकका कर्म ज्ञानका 
सयोग होनेके कारण क्षीण नहीं 
होता | वे कर्मसे सम्बद्ध 'छोक! 
शब्दका अर्थ दो प्रकारसे कल्पना 
करते है#--उनमे एक तो व्याक्ृत- 
रूपसे स्थित कर्मापीन हैरण्यगर्म- 
नामक छोक है, उस कर्मसम्बन्धी 
व्याकृत और परिच्छिन्न छोककी जो 
उपासना करता है, उस परिच्छिन 
कर्मात्मदर्शीका कर्म क्षीण हो जाता 
है | और जो उसी कर्मसम्बन्धी 
लोकको अब्याकृतरूपसे स्थित भर्थाव्‌ 
कारणरूपको ग्राप्त करके उपासना 
करता है, उसका वह कर्म क्षीण नहीं 
होता, क्योंकि वह अपरिच्छिन- 
कर्मात्मरदर्शी है । 

उनकी यह कल्पना है तो 
छुन्दर, परन्तु श्रुतिसम्मत नहीं है, 
क्योकि श्रुतिके द्वारा तो 'स्वोकः 





% यहों मूलमें जो 'किल? शब्द है वह इस बातका द्योतक है कि उनकी यह 
कल्पना केवल तर्कके आधघारपर है श्रुतिसम्मत नहीं है । 


२८६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


न्का >72फ च्या 3:29 न्या 23%: व्या 2; नई 2 ४ न्यई>:> फ, न्याई 22 बयई 2:28 नया: यह, "वाई -272:%- नाई: 


प्रकृतस्य परमात्मनो5मिहितत्वात्‌ । 


स्वं लोकमिति प्रस्तुत्य खशब्दं 
विहायात्मशब्दगप्रक्षेण . पुन- 
स्तस्थैवप्रतिनिर्देशाद|त्मानमेव 
लोकपुपासीतेति । तत्र कर्मसम- 
वायिलोककत्पनाया अनवसर 
एव । 

परेण च केवलविद्याविषयेण 
विशेषणात्‌-“किं प्रजया करि- 
ष्यामो येषां नोअ्यमात्मायं लोकः” 
(बृ० 3० ४| ४ | २२) इति। 
पुत्र॒कर्मापरविद्याकृतेम्यो. हि 
लोकेभ्यो विशिनष्टि अयमात्मा नो 
लोक” इति । “न हाथ केनचन 
कमंणा लोको मीयत एपोज्स्य 
परमो लोक” इति च। तेः 
सविशेषणेरस्पेकवाक्यता थयुक्ता, 
इद्मापि स्व॑ं लोकमिति विशेषण- 
दशनात्‌ । 

अस्मात्कामयत इत्ययुक्तमिति 


शब्दसे प्रकरणग्राप्त परमात्माका ही 
प्रतिपादन किया गया है। कारण 
उसने “स्व छोकम! इस प्रकार आरम्म- 
कर फिर (स्तर! शब्दको त्यागकर उसकी 
जगह “आत्मा? शब्दका प्रयोग करके 
उसीका “आत्मानमेव लोकमुपासीत' 
इस प्रकार पुन. निर्देश किया है | 
इसलिये यहाँ कर्मसम्बन्धी छोककी 
कल्पनाका तो अवसर है ही नहीं । 

इसके सिव्रा आगेके “कि प्रजया 
करिष्यामो येपा नोड्यमात्माय छोक.” 
इस केवल ज्ञानविषयक वाक्यसे उसे 
विशेषित भी किया गया है। यहाँ 
श्रुति 'अयमात्मा नो छोक? ऐसा 
कहकर उसे पुत्र, कर्म और अपरा- 
विद्याद्यारा प्राप्त होनेवाले छोकोसे 
पृथक्‌ करती है | तथा यह भी कहा 
है “इसका यह लोक किसी भी कर्म- 
से नष्ट नहीं होता, यह इसका 
उत्कृष्ट लोक है |?” उन विशेषणयुक्त 
वाक्योंसे इस वाक्यकी एकवाक्यता 
होनी चाहिये, क्योंकि यहाँ भी व 
लोकम? ऐसा विशेषण देखा जाता है। 

यदि कहो कि [ऐसी बात है तो] 
“इससे कामना करता है? ऐसा कहना 


>+-+--+-+---....ह_..+ -+++७55 - उफज उस सीसी ता 5 





१. जिन हमको केवल यह आत्मलछोक ही अमीष्ट है) वे हम सन्तानको लेकर 


क्या करेंगे १ 


तऋ्राक्षण ४ | 


शाउरभाष्याथ 


२८७ 


नई (२7.७ प्याए ८2.७७. न्याई 3७, नई <*52स्‍0 न्याई 70क्‍0७ व्क<+2% न् ८ बह 2% न: ०२५२८०२२७ 2 फ 


चेतू--इह खो लोकः परमात्मा) 
तदुपासनात्स एवं भवतीति खिते। 
यदत्कामयते तत्तदस्मादात्मनः 
सजत इति तदात्मप्राप्तिग्यति- 
रेकेण फलवचनमयुक्तमिति चेत्‌, 
न; खलोकोपासनस्तुतिपरत्वात्‌ ; 
खस्मादेव लोकात्सवेमिर्ट सम्प- 
इत्यथ्‌ 0५ न्‍्य्‌ ( 
यत इत्यथं;; नान्यदतः ग्राथ- 
नीयमाप्तकामत्वात्‌ ; “आत्मतः 
प्राण आत्मत आश्या” ( छा० उ० 
७।२६। १) इत्यादिश्रुत्यन्तरे 
यथा । 
सर्वात्मभावग्रदशनाथों. वा 
(५ हि 
पू्व॑ंवृत्‌ | यदि हि. पर णवात्मा 
सम्पद्यते तदा युक्तः 'अस्माद्धये - 


वात्मनः हइत्यात्मशब्दप्रयोगः) 


उचित नहीं है। अर्थात्‌ यदि ऐसी शका 
की जाय कि यदि यहा स्वलोक परमात्मा 
ही है और उसकी उपासनासे पुरुष 
तद्रप ही हो जाता है, तो ऐसा 
निश्चय होनेपप 'उससे जो-जो 
चाहता है उसी-उसीकी रचना 
कर लेता है? इस प्रकार आत्र्राप्तिसे 
भिन्न फल बताना उचित नहीं है--- 
तो यह ठीक नहीं, क्योकि यह वाक्य 
स्वठोककी उपासनाकी स्तुति करने- 
बाला है । इसका यही तात्पर्य है कि 
सारी इश्सिद्धि आत्मलोकसे ही हो 
सकती है; इससे मिन्न और कोई 
वस्तु मॉगने योग्य नहीं है, क्योंकि 
आत्मज्ञ पूर्णकाम होता है, जैसा कि 
“आत्मासे ग्राण है, आत्मासे ही 
आशा है” इत्यादि अन्य श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । 

अथवा पूर्ववत्‌ यह आत्मज्ञका 
सर्वात्ममभाव प्रदर्शित करनेके लिये 
है। यदि आत्मज्ञ परमात्मा ही हो 
जाता है, तभी “अस्माद्धवेवात्मन.? इस 
प्रकार आत्मशब्दका प्रयोग उचित 
होगा | इसका अर्थ यह है कि 


खस्मादेव प्रकृतादात्मनो लोका- | इस स्वरूपभूत प्रक्रत आत्मलोकसे । 


दित्येवमथ! । अन्यथा अव्या- 


| 


अन्यथा ग्रकृत परमात्मलोक और 


१. “तस्मात्सवमभवत्‌” इस वाक्यके समान | 


२८८ वृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
बड़ 22%. व्याई ८2% नई: 2५७, (२८29. व्याई ८2:24 व्या०फ प्याईप>-आक ब्य२:2%- नया, व्याई 72७ नाईक, 
कृतावखात्कर्म णो लोकात्‌! इति । व्याकृतावस्था (व्याकृतरूपसे खित 

' ब्रह्मलेक ) की व्यावत्तिके लिये श्रुति 
सविशेषणमवक्ष्यत्‌ प्रकृतपरमात्म- ' [ छोकशब्दका ]  “अव्यौक्ृतावस्था- 
है हि त्कर्मणो छोकात्‌? इस प्रकार विजेषण- 
लाकव्यातृत्तय व्याकृतावसाव्या- : पूर्वक उछेख करती | अत, यहाँ स्व! 
ऐसा ग्रकृत विशेषण रहते हुए, जिसकी 
श्रुति कोई चर्चा नहीं करती उस पर 
और अपर ब्रह्मके मध्यकी [ अब्याकृत 
नामवाली ] अवस्थाको ग्रहण नहीं 
« पत्तु शक्यते ॥ १५॥ किया जा सकता ॥ १५ ॥ 


>--#>४६८८० 
कर्माधिकारी जीव क्रिन-क्निन क्रमोंके कारण समस्त ग्रागियोंक्ा लोक है ? 
अथो अर्य वा आत्मा।| अथो जय वा आत्मा । यहाँ 


“. - | वर्णाश्रमादिका अभिमान रखनेवाल 
अन्राविद्वान्‌ वर्णाश्रमाद्ममिमानो शक या कर 
तथा धर्मसे नियन्त्रित अज्ञानी पुरुष 


धर्मेण नियम्पमानो देवादिकर्म- देवादिसम्बन्धी कर्मकी कर्तव्यताके 


कतव्यतया पशुवत्परतन्त्र इत्यु- | कारण पशुके समान परतन्त्र है-रैसा 
कर वतलाया गया है। किन्तु वे कर्म 
क्तम्‌ | कानि पुनस्तानि कर्माणि | कौन-से हैं. जिनकी कर्तव्यतासे वह 


यत्कतृग्यत ९ 
त्कृतेव्यतया  पश्चुवत्परतन्त्रो | पशुके समान परतन्त्र होता है ? और 


भवति ? के वा ते देवादयों येषां कौन वे देवादि हैं. जिनका वह 
0०५५ ... . . | कर्मोके द्वारा उपकार करता है 
कमोमः पशुवदुपकरोति $ इति ऐसा प्रश्न होनेपर श्रुति उन दोनोंका 


तहुभयं प्रपश्चययति-- विस्तारपूर्वक निरूपण करती है- 
अथो अय॑ वा आत्मा सर्वेषां भूतानां छोकः स 
यज्जुहोति यच्रजते तेन देवानां छोकोष्थ यदनुबूते तेन 
२. अव्याकृतरूप खित कजकत 


वृत्तये च । न हस्मिन्प्रकृते 


विशेषिते5श्रुतान्तरालावखा ग्रति- 





ब्राह्मण ७ ] शाइरभाष्याथ २८९, 
नया फ- यह, बह प्यद>2ऋ न्याई 22% चर 2720७ य्य2-2%, व्य ८-2 न्या् ०८2 व्याए >: ७ नह -2:%, शक सं पक 


ऋषीणामथ यत्पितृभ्यो निष्षणाति यत्प्रजामिच्छते तेन 
पितृणामथ यन्मनुष्यान्वासयते यदेभ्योएशनं ददाति तेन 
मनुष्याणामथ यत्पशुम्यस्तृणोदरक॑ विन्दति तेन पशूनां 
यदस्य गृहेघु श्रापदा वया*स्या पिपीलिकाभ्य उपजीवन्ति 
तेन तेषां छोको यथा ह वें खाय छोकायारिष्टिमिच्छे- 
देव< हैबंबिदे सवोणि भूतान्यरिष्टिमिच्छन्ति तद्बा एतढ़ि- 
दित॑ मीमाशसितम्‌ ॥ १६ ॥ 
यह आत्मा ( गृही कर्माधिकारी ) समस्त जीवोंका लोक ( भोग्य ) 
है | वह जो हवन और यज्ञ करता है, उससे देवताओका लोक होता है, 
जो खाध्याय करता है, उससे ऋषियोका, जो पितरोंके लिये पिण्डदान 
करता है और सनन्‍्तानकी इच्छा करता है, उससे पितरोंका, जो मनुष्योको 
वासस्थान और भोजन देता है, उससे मनुष्योंका और जो पशुओंको तृण 
एव जलादि पहुँचाता है, उससे पशुओका लोक होता है । इसके घरमे 
जो [ कुत्ते-बिछ्ली आदि ] श्वापद, पक्षी और चींटीपर्यन्त जीव-जन्तु इसके 
आश्रित होकर जीवन धारण करते हैं, उससे यह उनका छोक होता है | 
जिस प्रकार लोकमे अपने शरीरका अविनाश चाहते हैं, उसी ग्रकार ऐसा 
जाननेवालेका सब जीव अविनाश चाहते हैं | उस इस करममकी अवस्य- 
कर्तव्यता [ पद्चमहायज्ञप्रकरणमें ] ज्ञात है और [ अवदानग्रकरणमे ] इसकी 
मीमासा की गयी है॥ १६ ॥ 
अथो इत्ययं वाक्योपन्या- |. गहमें 'अथो! यह निवात वाक््य- 
९ 0 8 - ०5 का उपक्रम (आरम्भ) करनेके 
का । मी 5 न ही लिये है । यह जो कर्माष्रिकारी 
क्मोधिक्ृतोज्विद्वाल्छरीरेन्द्रिय: | अज्ञानी गहखरूप शरीरेच्धियलंधात- 
सच्जातादिविशिष्ट/ पिण्ठ आत्से- | विशिष्ट प्रकृत्त पिण्ड है, वह 
स्युच्यतेः सर्वेपां देवादीनां | "आत्मा? कइलता है, बह देवताओंसे 
चृ० उ० २३५७--२८ 


२०९७० 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ९ 


चर बहा: % ्याई व , न्कॉ >०2%- नया: :2 28% “्याई २:22 व्या्: 2-2, व्याई ०-2 व्याए 2:23 व्यर( २:> 2७, चकई>०० न 


४5 (५ ४७ 


पिपीलिकान्तानां भूतानां लोको 
भोग्य आत्मेत्यर्थ; सर्वेपां वर्णा- 
श्रमादिविहितेंः कर्ममिरुपकारि- 
त्वात्‌ । 

केः पुनः करमविशेषेरुपकुव न्‌ 
केषां भूतविशेषाणां लोकः? इत्यु- 
च्यते--स गृही यज्जुहोति यद्य- 
जते। यागो देवतामुद्द्य खत्व- 
परित्यागःः स एवं आसेचना- 
धिको होम तेन होमयागलक्षणेन 
कमेणावश्यकत॑व्यत्वेन देवानां 
पशुवत्परतन्त्रत्वेन प्रतिबद्ध इति 
लोकः । 


अथ यदनुब्ते खाध्यायमधी- | 


तेःरहस्तेन ऋषीणां लोकः | अथ 
यत्पित॒भ्यो निष्रणाति प्रयच्छति 
पिण्डोदकादि, यज्च प्रजामिच्छते 
प्रजाथेम्र॒च्म॑ करोति---इच्छा चो- 
त्पक्युपलक्षणाथौ--प्रजां चोत्पाद- 


लेकर चींटीपर्यन्त समस्त ग्राणियोंका 
लोक-भोग्य है; क्योकि वर्णाश्रमादि- 
विहित कमेकि द्वारा वह सबका 
उपकारी है | 

वह किन कर्मविशेषोके द्वारा किन 
भूतविशेपोंका उपकार करनेके कारण 
उनका छोक ( भोग्य ) होता है * 
सो कहा जाता है--वह गृही जो 
हवन और यजन करता है-देवताके 
उद्देश्यसे वस्तुमे स्वत्व॒त्यागना याग 
है--.-उसीमें जब “आहुति देना? इतना 
कर्म अधिक होता है तो उसे होम 
कहते हैं, उस होम-यागरूप कर्मसे, 
उसकी अवश्यकत॑व्यताके कारण पुरुष 
पश्लुके समान देवताओके अवीन होनेसे 
बँधा हुआ है--इसलिये उनका लोक 
( भोग्य ) है । 

तथा जो अनुबचन अर्थात्‌ नित्य- 
प्रति स्वाध्याय करता है, उसके कारण 
वह ऋषियोका लोक है | जो पिठृ- 
गणको निष्वणातिः--पिण्डोदकादि 
प्रदान करता है और जो ग्रजाकी इच्छा 
यानी सन्‍्तानके लिये पग्रयज्ञ करता 
है-यहाँ “इच्छा! शब्द उत्पत्तिका 
उपल्क्षण. करानेके लिये है, 
तात्पर्य यह कि वह जो प्रजा 


यतीत्यर्थः, तेन कर्मणावश्य- | उत्पन्न करता है, उस कर्मके द्वारा 


ब्राह्मण ४ ] शाड्टरभाष्यार्थ २०१ 
नयई>2 न्याई व कन्या: नाई 2:2७ व्याई ८ आक नाई ८2% प्याक 3८- 2७ नया ० यम जय 2%, व्याई 2:2७, न जे , 
कृतंव्यत्वेन पितृणां लोकः पित॒णां | उसकी अवश्यकर्तव्यताके कारण वह 

..... | पितृगणका लोक अर्थात्‌ पितरोके भोग्य- 
भोग्यत्वेन परतस्त्रो लोकः | रूपसे उनका परतन्त्र लोक होता है। 


अथ यन्मनुष्यान्वासयते | तथा वह जो स्थान और जल 


भूम्युदकादिदानेन गहे, यत्च तेम्यो आदि देकर मनुष्योको घरमे ठहराता 
है तथा घरमें ठहरे हुए अथवा न 


योज्वसद्भुयों वा अ्थिभ्यो 
वसझ्भयाउत्रसक्भया वा आ्थस्यो- | हरे हुए भी भोजनार्थी मनुष्योको 
ज्ञनं ददाति, तेन मनुष्याणाम््‌; | जो भोजन देता है, उससे वह 


अथ यत्पशम्यस्वणोदक विन्द॒ति | का छोक दै; और पशुओको 
जो तृण और जल प्राप्त कराता है, 


लम्भयति, तेन पशूनाम्‌; यदस्य | उससे वह पश्ुओंका छोक है, एव 
गृहेषु श्रापदा वयांति च पिपी- | इसके घरमें जो श्रापद,पक्षी एवं चींटी- 


नियम: पर्यन्त जीव-जन्तु कण, बलि तथा 
लिकामिः सह कणबलिभाण्डक्षा- कि 
पात्रोके धोषनके उपजीबी होते हैं, 


लनाझ्ुपजीवन्ति, तेन तेषां लोकः | | उससे वह उनका लोक है | 


यस्मादयमेतानि कर्माणि कुबें-। क्योंकि इन कर्मोंको करता हुआ 


+> का _ | यह देवतादिका उपकार करता है, इस 
हे हक कप लिये जिस प्रकार छोकमें अपने शरीरके 
यथा ह वे लोक खाय लोॉकाय | लिये पुरुष अरिष्टि-अविनाश अर्थात्‌ 
खस्मे देहायारिश्मिविनाश खत्व- अपनेपनके मावकी अभग्रच्युति चाहता 
| है. तथा अपनेपनके भावकी च्युतिके 

भावाप्रच्युतिमिच्छेत्‌ू, खत्वभाव- भयसे उसका पोषण एव रक्षण करके 
प्रच्युतिमयात्पोषणरक्षणादिभिः | संत्र प्रकारसे पालन करता हैं, उसी 
कल , ५, प्रकार इस तरह जाननेवालेका अर्थात्‌ 
सबेतः परिषालयेत्‌ एवं हैवंबिदे ' . भगवा ओर का सै की 
'स्वभूतभोग्योहमनेन ग्रकारेण | के समान इन सब्रका इस प्रकार 


मया अवश्यमणिवस्प्रतिकर्तव्यम्र! ; अवज्य प्रतिकार करना चाहिये! 


२९२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
ब्याई पे प् बकई>कक "या ०2%, जे 22%, च्यई 2, नाई 72%, ब्याई >> 2७ व्या( 2८29७ नया नई 2 पक व्याई 2:22 आई: 
इत्येवमात्मानं. परिकल्पितवते । इस अकार अपने विषयमें कल्पना करने- 
सर्वाणि भूतानि देवादीनि यथो- | हक जल कक 
अरिष्टि---अबिनाश चाहते हैं | जिस 

क्तानि अरिश्मिविनाशमिच्छन्ति | प्रकार कोई कुटुम्बी अपने पश्ुओं- 
जत्वाग्रव्य॒ती स्वतः! सेरवीर [ की रक्षा करता है, उसी प्रकार 
त्वाश्नच्छुत्त सवतः सरक्षान्त | अपन्ते अधिकारकी अग्रच्युतिके लिये 
कुटुम्बिन इव पशून्‌ू-- तस्मादेषां वे इसकी सब ओरसे रक्षा करते 
म्रियम्‌” हि ! ईसीसे पहले (१॥४ | १० 
तन्न प्रियमू/ इत्युक्तम्‌| तद्दा एत- | अन्त्रमे ) यह कहा गया है. “अत 
त्तदेतबथोक्तानां कर्मणाम्‌ ऋण- | देंवताओंकों यह प्रिय नहीं है [ कि 
है: ५ । लोग आत्मतत्तको जानें ]१ | वह 
पंदर्यकतत्यत्त॒पंश्धमहायज्ञ | यह अर्थात्‌ उपर्युक्त कमेंका ऋणके 
प्रकणणे विदितं कतेव्यतया | समान अबश्यकर्तव्यत्व पद्नमहायक्ष- 


25820 283 प्रकरणमें विदित है. तथा अवदान- 
मीमांसित॑ विचारितं चावदान- | ,«रणेमे कर्तव्यरूपसे इसकी मीमासा 
प्रकरणे ॥ १६॥ 


हुई है--बिचार किया गया है॥१६॥ 
-*-अेड्टण 7 

ब्रह्म विद्वांथेत्तस्मात्पशुभावा- | यदि ब्रह्मको जाननेवाला पुरुष 

प्रद्शवीज-. स्केतेव्यताबन्धन- | न ्येतावन्धनरूप उस पशुभावसे 

विवेचनन,.. रुपात्मतिम॒च्यते, | होता है तो यह किसकी ग्रेरणा- 


न कर वेस्नाि से विवश-सा होकर कमबन्धनके 
केनाय॑ कारितः कर्मबन्धनाधिकारे- कल ता व 


अ्वश इब प्रवतेते, न पुनस्तह्चिमो- | मुक्ति पानेके उपायरूप ज्ञानाधिकारं 
क्षणोपाये विद्याधिकार इति | | श्रबृत्त नहीं होता । 








१. भूतयश, मनुष्ययश्ञ, पितृयश्ञ, देवयज्ञ और ब्रह्मयकु--इन पाँच यशोका 
जिसमें विधान किया गया है वह पश्चमहायशप्रकरण है। 

२ एक आहुतिकी पूर्तिके लिये लिया हुआ घुतादि हव्य अवदान कहलाता है | 
तदेतद्वदयते यद्यजते स यदमौ जुहोतिः इत्यादि अवदानप्रकरण है। अर्थात्‌ 


ब्राह्मण ४ | शाइरमाष्याथ २०९३ 

नई: फक- यहा: 28, चर 2० 2 व्याए ४ न्यहें-:22७ व्याई ०-७ | व्यक--> - व्याई 2-2 फ नया>कक व्याए २:2७ "कई ५2८2). हाई कक 

ननृक्त देवा रक्षन्तोति । प०-पहले कहा जा चुका है 

कि देवगण उसकी रक्षा करते हैं |# 

बाढम्‌, कर्माधिकारस्वगोचरा- | ऐिद्धान्ती-ठीक है, परन्तु वे भी 

कर्माधिकारके द्वारा अपनी विषयताको 

रूदानेव तेडपि रक्षन्ति, अन्यथा- प्राप्त हुए लोगोकी ही रक्षा करते है, 

कृताभ्यागमकृतनाशप्रप्तद्ञात्‌ | अन्यथा [ यदि ऐसा माना जाय कि 

सभीकी रक्षा करते है तो ] बिना किये 

कर्मकी ग्रात्ति और कृतकर्मका नाश 

होनेका प्रसग उपस्थित होगा | वे 

विशिष्ट अधिकारपर आरूढ न हुए 

तब्य॑ तेन। येन प्रेरितोब्वश एवं ' सामान्य पुरुषमात्रकी रक्षा नहीं करते, 

| अत, कोई ऐसा होना चाहिये, जिससे 

प्रेरित होकर वह वलत्कारसे आत्म- 
लोकसे बहिर्मुख हो जाता है । 


नन्‍्वविद्या सा, अविद्यावान्दहि | १+०-अच्छा तो वह अबिया है, 
' क्योकि अविद्यावान्‌ पुरुष ही बहिमुख 

होकर ग्रवृत्त होता है । 
पिद्धान्ती-वह भी प्रवर्तिका नहीं 
है, वह तो वस्तुके स्वरूपका आवरण 
खरूपावरणात्मिका हि सा; ग्रव- | करनेवाली ही है | हा, जिस प्रकार 


मल कक गढेमें गिरनेका हेतु होता है, 
तेकबीजत्वं तु ग्रतिपय्तेड्न्धत्व व व मिनी ता: 


मिव गतादिपतनग्रवृत्तिहेतः | |कोतोग्रातहोतीहै। 
“जो यजन करता है यानी वह जो अग्रिमें हवन करता है; वह यह अवदान करता 
है? इत्यादि । इसमें ऋण ह वाव जायते जायमानो योडस्ति! अर्थात्‌ जो उत्तन्न होने- 
वाह्म है, उसे निश्चय ऋण प्रास होता है--इस अर्थवादद्वारा कर्मको अवश्य- 
कर्तव्यताका विचार किया है । 

# इसलिये वह्द नियमसे ग्रवृत्तिमार्गमे ही रहता है । 


नतु सामान्य पुरुपमात्रं विशि- 





प्राधिकारानारूठम्‌; तस्मारुवि- 


बहिरसृखो भवति खस्माछोकात्‌ । 





बहिसुखीभूतः अवत्तते । 





जि [पे 
सापि नव ग्रवतिका; वस्तु- 


२९७ बृहृदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्याई ८2% नाईट, नयाई 222 व्यय >:-2ऋ व्याइ >> पक व्याई ) फ, व्या्ट- 2 फ व्याद 2-2 व्याई 2 कर बाई न पक व्याव>:क, 
एवं तहांच्यतां कि तद्‌ यत्म- | पृ०-ऐसी वात है तो तुम्दीं 
कि बताओ, जो ग्रवृत्तिका हेतु है, वह 
वृत्तिहेतुरिति ६ क्या है ? 


तदिहामिधीयते-एपणा काम! |. िड्धान्ती-बह यहाँ वतलाया 
( ४. ४. 6 जाताहै--बह एपणायानी काम है। 
स५ सांभाववयामगावद्यायां वते- प्थाभातरिकी अबियामे रहनेवाले मूर्ख- 


माना बालाः पराचः कापानतुयन्ति/| >ोग वाह्य कामताओका अनुसरण 

मद जो आगो ले करते हैं'-ऐसा कठश्रुतिमि भी कहा 
ईत काठकशुता, सवदों या है दया स्मृतिमे भी यह काम, 
“काम एप क्रोध एपः” (गीता रे। | यह क्रोध” ऐसा कहा है, मानव- 


३७ ) इत्यादि, मानवे च्‌ सर्वा | धर्मशाख्रमे भी सारी प्रइृत्ति कामसे 


शा ४ .. । ही होनेवाढी है--ऐसा कहा है |# 
प्रवत्ति हेतु शव 
वत्तिः कामहेतुक्येवेति | स एपो वही विषय यहाँ अध्यायकी समाप्ति 


४र्थः सविस्तरः पदर्यत इह आ | पर्वन्‍्त विस्तारसे प्रदर्शित किया 
अध्यायपरिसमाप्तेः-- जाता है-- 
प्रवृत्तिके वीजभूत काम और पाडक्तकर्मका वर्णन 

आत्मेवेदमग्र आसीदेक एवं सोएकामयत जाया मे 
स्थादथ प्रजायेयाथ वित्त मे स्थादथ कम कुर्वीयेत्येतावा- 
न्वे कामो नेछ* श्र नातो भूयो विन्देत्तस्मादप्येतहॉकाकी 
कामयते जाया में स्थादथ प्रजायेयाथ वित्त में स्थादथ 
कम कुर्बीयेति स यावदप्येतेषामेकैक न॒प्राप्मोत्यक्ृत्ख 
एवं ताबन्मन्यते तस्यो कृत्सनता मन एवास्यात्मा वा- 
ग्जाया प्राणः प्रजा चक्षुमानुषं वित्त चक्षुषा हि तदिन्दते 
श्रोत्रं दैव:श्रोत्रेण हि तच्छुणोत्यात्मैवास्य कमोत्मना हि 
..._# अकामतः क्रिया काचिदूदइयते नहि कस्यचित्‌। 

यद्यद्धि कुझते जल्तुस्तत्तत्कामस्थ चेष्टितम्‌ | 


ब्राह्मण ४ ] शाड्डरमभाष्याथे रण 
रद: 20७, ७६८20, आई <>2;७, कई >23% बस, बक>:2%, कई 32%, न ब्:2, «८2: «४८2. जपप्सटे कल 


कम करोति स एष पाझ्ढो यक्ञः पाह्ुए पशुः पाछुः 
पुरुषः पाह्ुमिद< सर्व यदिदं किद्व तदिद सबमाप्नोति 


य एवं वेद ॥ १७॥ 
पहले एक यह आत्मा ही था | उसने कामना की कि रे ञ्री हो, 
फिर में प्रजारूपसे उत्पन्न होऊँ। तथा मेरे घन हो, फिर मैं कर्म करूँ |? 
बछ्त इतनी ही कामना है | इच्छा करनेपर इससे अधिक कोई नहीं पाता | 
इसीसे अब भी एकाकी पुरुष यह कामना करता है कि मेरे त्री हो, फिर 
मैं सन्‍्तानरूपसे उत्पन्न होऊँ तथा मेरे घन हो तो फिर मै कर्म करूँ। 
वह जबतक इनमेसे एक-एकको भी प्राप्त नहीं करता तबतक वह अपनेको 
अपूर्ण ही मानता है । उसकी पूर्णता इस प्रकार होती है-मन ही इसका 
आत्मा है, वाणी त्री है, ग्राण सन्‍्तान है और नेत्र मानुष वित्त 
है, क्योकि वह नेत्रसे ही गौ आदि माजुष वित्तको जानता है | श्रोत्र दैव- 
वित्त है, क्योकि श्रोत्रसे ही वह उसे ( दैवव्तिको ) छुनता है | आत्मा 
( शरीर ) ही इसका कर्म है, क्योक्ति आत्मासे ही यह कर्म करता है । 
वह यह यज्ञ पाड्डू है, पशु पाड्डू है, पुरुष पाड्ड है तथा यह जो कुछ है, सब 
पाड्ू है | जो ऐसा जानता है, वह इस सभीको प्राप्त कर लेता है ॥१७॥ 
आत्मेवेदमप्र आसीत्‌ | आत्मा ही 
अर्थात्‌ स्वाभाविक अविद्वान्‌, देह 
और इन्द्रियका संघातरूप वर्णी 


आत्मेवेदमग्र आसीत्‌ | आत्मैव- 
खाभाविको<विद्वान्कार्यकरण- 


सच्जातलक्षणो वर्णी, अग्रे ग्राग्दार- 
सम्बन्धात्‌ू, आत्मेत्यमिधीयते; 
तस्पादात्मनः पृथरभूतं काम्यसान॑ 
जायादिभेद्रूपं नासीत्‌ स एवेक 
आप्तीर--जायाधेषणाबीजभूता- 
विद्यवानेक ण्वासीत्‌ । 


( ब्रह्मचारी ) ही अग्रे---ली-सम्बन्ध 
होनेसे पूषे था| इस प्रकार यहाँ 
[ देहेन्द्रिससंघात ही ] आत्मा कहा 

गया है। उस आत्मासे प्रथग्भूत 
उसकी कामनाका विषय सी 
आदि भेदरूप नहीं था। वही एक 
था--लञ्री आदि एपणाकी वीजभूता 
अविद्यासे यूक्त वह अकेला ही था ।. 


२९६ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय 


नया 2 न्काई 22% व्याद>- 2 ' नहा व्याई >>: न्यरईड >>) न्याई 2 न्याई>:- ७ व्याई ८ यह 27% न्याई ८2% नया अक 


खामाविक्या खात्मनि कर्तरादि- | 


कारकक्रियाफलात्मकताध्यारोप- 
लक्षणया अविद्याचासनया 
वासितः सोडकामयत कामितवान]। 
कथम्‌ १ जाया कर्माधिकारहेतु- 
भूता मे मम कतुः सात; तया 
विनाहमनधिकृत एवं कमणि/ 
अतः कर्माधिकारसम्पत्तये भवे- 
जाया; अथाहं ग्रजायेय ग्रजा- 
रूपेणाहमेवोत्पद्येय । 

अथ वित्त मे खात्कमंसाधन 


उसने अपनेमें करत्नादि-कारक, 
क्रिया एव कर्मात्मकताकी अध्यारोप- 
रूपा स्व्राभात्रिकी अविद्याजनित 
वासनासे युक्त होकर कामना की। 
किस प्रकार कामना की * भेरे 
अर्थात्‌ मुझ कर्ताकि कर्माधिकारकी 
हेतुभूता त्री हो, क्योंकि उसके बिना 
तो मैं कर्मका अनधिकारी ही हूँ, 
अत कर्माधिकारकी ग्राप्तिके लिये 
मुझे ख्री ग्राप्त हो; फिर में प्रजात 
होऊँ अर्थात्‌ प्रजारूपसे में स्यं 
ही उत्नन्न होऊँ। 


तथा मेरे कर्मका साधनभूत गे 


गवादिलक्षणम्‌/अथाहमम्युद्यनिः-| अदिरूप धन हो, फिर मैं अभ्युदय 


श्रेयससाधन कम कुर्वीय; य्रेना- 


हमनृणी भृत्वा देवादीनां लोकान्‌ 


और नि श्रेयसका साधनरूप कम 
करूँ, अर्थात्‌ वह कम कहूँ, 
जिससे में उक्रण होकर देवादिके 


त्त् ९ 
कक लक, कुरवीय; | छोकोको प्राप्त कर सकूँ तथा पुत्र, 
काम्यानि च पुत्रवित्तचर्गों दिसाध-| धन और स्वर्गादिके साधन काम्य 
नानि | एतावान्वे काम एता- | कर्म भी करूँ। इतना ही अर्थात्‌ 
वहिषयपरिच्छिन्न इत्यथः । इतने विषयसे परिच्छिन्न ही काम है। 

एतावानेव हि. कामयितव्यो | ये जो स्त्री, पुत्र, वित्त और कर्म 
विषयो यदुत जायापुत्रवित्तकर्माणि,| + "से इतना ही कामना करनेयोग् 
श विषय है, यह साधनरूपा एषणा 
साधनलक्षणेषणा; लोकाश्व त्रयो | है. मनुष्यछोक, पितुकोक और देव- 
मनुष्यलोऋः पितवृलोको देवलोक  छोक-ये तीनो छोक इस साधनैषणा- 


प्राह्मण ४ ] शाएरमभाष्याथ 
ब्यए->22.. नाईक नया: पटक, नया: 22-०७ ध्यान --.०० 


२०७ 
55 जय आ लो *आका लक ६२०. 
इति फलभूताः साथनेपणायाश्रा- | के फलस्वरूप हैं । इन्हीं तीनो 
स्याः | तदथा हि जायापुत्रवित्त- | लोकोके डिये जाया, पुत्र, वित्त एप 
पर सकी | कर्मरूपा साधन-एपणा द्वोती है, अत. 
कर्मलक्षणा साधनेषणा ; तस्मा- यह एक ही एपणा है, जो लोकैपणा 


त्ता एकेब्रैषणा या लोकैपणा | कहलाती है | वह एषणा एक होने- 


सेकेय सत्येपणा साधनापेक्षेति , 


द्विधा; अतोश्वधारयिष्यति “उभे | 
झोते एपणे एव” (३॥५।१) इति। 

फलाथ॑त्वात्सवारम्म्य लोके- 
पणाथप्राप्ता उक्ते वेति । एतावान्बा 
एतावानेव काम इत्यवच्रियते। 
भोजने5मभिहिते तृप्तिन हि एथग- 
भिधेया , तदथ्थत्वाद्भोजनस । 
ते एते एपणे साध्यसाधनलक्षणे 
काम, येन प्रयुक्तोडविद्यानवश 
एवं कोशकारवदात्मानं वेश्यति-- 
कममार्ग एवास्मान॑ प्रणिद्धद्वहि- 
मुखीभूतो न स्व॑ लोक॑ ग्रतिजा- 
, नाति। तथा च तेैत्तिरीयके -- 


। ५ 
अग्निम्नग्धो हैव धूमतान्तः स्व॑ 





पर भी साथनकी अपेक्षावाली है, 
इसलिये दो प्रकारकी है। इसीसे 
श्रुति यह निश्चय करेगी कि “ये दोनो 
एपणाएँ ही हैं ॥?? 


सारे आरम्म फलके ही लिये होते 
है, अतः अर्थतः प्राप्त छोकैषणाका 
वर्णन कर ही दिया गया। एतप्नान्‌ 
बै-- इतना ही काम है, इस प्रकार 
उसीका निश्चय किया जाता है। 
भोजनका वर्णन कर दिये जानेपर 
तज्जनित तृप्तिका अलग वर्णन करने- 
की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि 
भोजन तो उसीके लिये होता है। 
वे ये साध्य-साधनरूपा एषणाएँ काम 
है, जिस (काम) से प्रेरित हुआ अज्ञानी 
पुरुष रेशमके कीड़ेके समान अपनेको 
विवश होकर छपेट लेता है तथा 
अपनेको कर्ममार्गमे ही अठकायें रख- 
कर बहिर्मुख हो आत्मछोकको नहीं 
जान पाता । ऐसा दी तैत्तिरीयकमे 
भी कहा है--“जो पुरुष अग्निसम्बन्धी 
कर्मेमे मुध है, उसकी चरमगति 


२९.८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
व क, "या न पक जाई (72, बका >:2पऋ न्यरो>-- 2 या >:० 2 ब्या्<<>:-30 >> व्याई >7-2 ७ न्यक>:2% नई 2८2, बाई व क, 
लोक॑ न प्रतिजानाति” इति । | धूममार्ग ही है, वह आत्मछोकको नहीं 
जान पाता” इत्यादि | 

किन्तु कामनाओंकी एतावत्ता 
इतनापन ) कैसे निश्चय की जाती 





कर्थ पुनरेतावत्वयमवधायते | 
कामानाम्‌ ! अनन्तत्वात्‌ । अनस्ता | ६ वन) 
न्‍ & थे वेतन | 0 गत वे तो अनन्त हैं । 
हि काम, इत्येतदाशईच हेतु- कामनाओंका तो कोई अन्त नहीं 
माह- यस्माद्‌ न इचछन्‌ चन--7 | है-ऐसी आशझ्डा करके श्रुति उसका' 
इच्छन्नपि, अतोड्स्मात्फलसाधन- | कारण बतलाती है-क्योंकि इच्छा 
लक्षणाद्‌ु. भूयोष्घिकतर न | ऊैरनेपर भी पुरुष इस फल और 


७ 


विन्देन्न लभेत । न हि. लोके 
फलसाधनव्यतिरिक्त च्टटमच्ट 
वा लब्धव्यप्रस्ति | लब्धव्य- 
विषयो हि काम तस्य चेतद्डच- 
तिरेकेणामावाद्‌ युक्त वकक्‍तुम्‌ 
'एतावान्बे काम: इति | 
एतदुक्त॑ भवति-दृशर्थम- 
दृष्टाथ वा साध्यसाधनलक्षणम्र्‌ 
अविद्यावत्पुरुषाधिकारविषयमेप- 
णाह्॒य॑ काम) अतोस्स्माहिदुषा 
व्युत्थातव्यमिति । 
यस्मादेवमविद्वानात्मा कामी 


पूर्व कामयामास, तथा पूर्व॑तरों- 


| साधनभूत कामनासे अधिक कुछ भी 


प्राप्त नहीं कर सकता | छोकमें फल 
और साधनसे व्यतिरिक्त कोई भी दृष्ट 
या अद्दष प्राप्तव्य पदार्थ नहीं है। कामना 
तो किसी ग्राप्तत्य विषयके लिये ही 
होती है और वह इसके सिवा है 
नहीं, इसलिये यह कहना उचित ही 
है कि “बस इतना ही काम है |? 

यहाँ कहना यह है कि दुष्ट 
अथवा अद्ृष्ट फलवाला साध्य-साधन- 
रूप तथा अज्ञानी पुरुषके अधिकारका 
विपयमूत जो एषणाद्वय है, वही काम 
है, अत. विद्वानको इससे ऊपर 
उठना चाहिये | 

क्योकि यह अविद्वान्‌ कामी 
आत्मा पहले इसी प्रकार कामना करता 
था, अत. उससे पूर्बवतरने भी ऐसे ही 
कामना की होगी, क्योंकि यह छोक- 


$पि, एपा लोकस्थितिः ग्जापतेश्रैव-' स्थिति है; और प्रजापतिका यह सर्ग 


ब्राह्मण ४ | 


शाइरसमाष्याथे 


श्र 


अर: "्वाइ:०८24% जाई; न <2८23% अर ८2आ बहा नाई % नहा ८ "यम > कक पा 3:7::७- नई "व: कक 


मेष सगे आसीत्‌ । सोड्बिभेद- 


विद्यया, ततः काममप्रयुक्त 
एकाक्यरममाणोररत्युपधाताय 

ख्तियमेच्छत्‌ , तां समभवत्‌ , ततः 
सर्गोष्यमासीदिति बुक्तम्‌ । 
तस्मात्तत्सशे. एतश्वेतरिमन्नपि 
काल एकाकी समन्प्राद्दारक्रियातः 
कामयते--जाया में सात, अथ 
ग्रजायेय, अथ वित्त मे सात, अथ 


कम कुर्वीय--इ त्युक्तारथ वाक्यम्‌ । 


स्‌ एवं काम्यमानः सम्पाद- 
यंत्र जायादीन्पावत्स एतेषां 
यथोक्तानां जायादोनामेकेकमपि 
न प्रामोति, अकृत्स्रोज्सम्पूर्णों- 
आहमित्येव' तावदात्मानं मन्‍्यते । 
पारिशेष्यात्समस्तानेवेतान्स म्पाद - 
यति यदा, तदा तस कृत्छता | 


यदा तु न बक्रोति 


भी इसी प्रकार हुआ है । पहले 
अज्ञानवश उसे भय हुआ, फिर काम- 
से प्रेररति हो अकेले रति न 
करनेके कारण उस अरतिकी निवृत्ति- 
के लिये उसने श्लीकी इच्छा की, 
उससे वह संयुक्त हुआ और फिर 
यह सृष्टि हुई-इस प्रकार पहले कहा 
जा चुका है | इसलिये इस समय भी 
उसकी सृधश्टिमे स्ली-परिग्रहसे पूर्व 
एकाकी पुरुष यह कामना करता है 
कि मेरे ्ली हो फिर, मै प्रजारूपसे 
उत्पन्न होऊँ तथा मेरे वन हो और 
फिर मैं कम करूँ-इस प्रकार यह 
पूर्वोक्त अथवाला वाक्य है | 


इस प्रकार कामना करके ऋ्री 
आदिका सम्पादन करनेवाला यह 
पुरुष जबतक इन पूर्वोक्त त्री आदि- 
मेसे एकको भी प्राप्त नहीं कर लेता, 
तबतक यह अपनेको “मैं असम्पूर्ण हूँ! 
ऐसा मानता है। फलत जंत्र यह 
इन सभीका सम्यादन कर लेता है, 
तभी उसकी पूर्णतः होती है । 

किन्तु जब॒ यह उस पूर्णताका 
सम्पादन करनेमे समर्थ नहीं होता, 


इत्खतां सम्पादयितु' तदा उस समय उसके पूर्णत्वके सम्पादनके 


अस कृत्ख्त्वसम्पादनायाह-- 


लिये श्रुति इस प्रकार कड॒ती है-- 


च्छ७० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ब्यईडट20 आई 3:20 व्याई डक, याई ०-2 फऋ, न्योद८2  व्याई: 2:2७ व्या ५:32 “्या ०-2७ व्याई २2 ७, नयाई ०:2७ नाई 2:2;७७ “कई 2: 
तस्यो तस्फ कत्खत्वामि मा- । उस अपूर्णताके अमिमानीकी यह 
निनः कृत्खता इसम्‌ एवं । पूर्णता इस प्रकार होती है | किस 
कि प्रकार --[ उसके ] इस देहेख्िय- 

भव॒ति; कथम्‌ * अय॑ कार्ये । सघातका विभाग किया जाता है, उसमें 
करणसद्बातः ग्रविभज्यते ; तत्र | अ'य मारा कार्यकरणसमुदाय मनका 
रु « € | अनुसरण करनेवाछा है, इसलिये 
मनोअ्ल॒वृत्ति हि इतरत्सव कायें-. प्रधान होनेके कारण उसमे मन ही 
करणजातमिति मनः प्रधानत्वा-, आत्माके समान आत्मा है। जिस 
ही दीनां प्रकार पस्वारका स्त्रामी श्री आदिका 
दात्मेवात्मा | यथा जायादीनां ! आत्मा होता है, क्योकि [ सी, पुत्र, 
कुटम्बपतिरात्मेव तदलुकारित्वा- | “न और कर्म--ये ] चारो उसका 
े .. . | अनुकरण करनेवाले होते हैं, उसी 
जायादचतुटयरय ; णएवामहाप । प्रकार यहाँ भी पूर्णताके लिये मन 


मन आत्मा परिकव्पते कत्लताये । | के है---ऐसी कल्पना की गयी 
। 


तथा वाग्जाया, मनोज्नुबृत्तित्व- 
सामान्याद्गाचः । वागिति शब्द- 
श्रोदनादिलक्षण;, मनसा श्रोत्र- 
द्वारेण गृल्यतेज्वधायते प्रयुज्यते 
चं) शति मनसो -'जायेव वाक्‌। 
ताभ्यां च वाद्यनसाभ्यां जाया- 
पतिस्थानीयाम्यां  पस्नयते आणः 
कर्मार्थम्‌, इति प्राणाः प्रजेव । तत्र 
प्राणचेशदिलक्षणं कम चश्लुर्॑ट- 


तथा वाणी ख्री है, क्योंकि मनका 
अनुवर्तन करना यह ख्रीके साथ 
वाणीकी समानता है। थक! यह 
विधि-निपेघरूप शब्द है, यह श्रोत्रे- 
न्द्रियद्धारा मनसे यृहीत, निश्चित और 
प्रयुक्त होता है, इसलिये वाकू मनकी 
ख्रीके समान है। उन पति-पक्नी- 
स्थानीय मन और वाणीसे कर्म- 
सम्पादनके लिये ग्राणका जन्म होता 
है, इसलिये प्राण उनकी सनन्‍्तानके 
समान है। तहाँ प्राणचेष्टादिरूप 
कर्म नेत्रसे दिखायी देनेवाले धनसे 


ब्राह्मण ७ ] 


वित्तसाध्यं भवतीति चक्नुमानुपं 
वित्तम्‌ | तदु ठिविध॑ वित्त 
मानुपमितरच; अतो विशिनष्टीतर- 
वित्तनिवृत्य्थ॑ मानुपर्मिति । 
गवादि दि मनुष्यसम्पन्धि वित्तं 
चक्षग्रायं कमंसाघनम्‌ ; तस्मात्त- 
स्खानीयमू , तेन सम्बन्धा- 
चश्नुमानुपं वित्तम्‌ ; चक्षुपा हि 
यस्मात्तन्मानुप॑ वित्त विन्दते 
गवाय्रुपलभत इत्यथ | 


कि पुनरितरद्वित्तम्‌ : श्रोत्रं द्व॑ 
विपयत्वादिज्ञानस । विज्ञान 
देव॑ वित्तम्‌; तदिह श्रोत्रमेव 
सम्पत्तिविपयम्‌ | कर्मात्‌ $ 
थ्रोत्रेण हि. यरस्मात्तदेव॑ वित्त 
बितान श्रणीति ; अतः श्षोत्रा- 
धीनत्वाडि ज्ञानस्य श्रोत्रमेव 
तदिति | 


शक 


742 


भ्औँ 


कि पुनरतेरात्मादिवित्तान्त- 


रिह निम्रत्य 


१' इत्युच्यते-- 


शाउरभाप्यार्थ 
न. ्याए >- फेक गका, >9पडक चर ५.2० चर: 3७ या -...2क+ नया. >.ाथ० "य...-..अक जर(>: 7७ न्कर्ट-: पक न्याई- 72% "आप: 


३०१ 
तास्य ऐ, इसलिय नेत्र मानुप वित्त है | 
पित्त दो प्रकारका होता है---मानुप 
ओर अमानुप; अत, अमानुप वित्तकी 
निवृ्तिके लिये 'मानुपग? यह विशोपण 
दिया गया € | गो आदि मनुप्य- 
सम्बन्धी वित्त नेश्रम्राण और कमका 
साथन हैं, इसलिये वह मानुप वित्त- 
स्थानीय हैँ | उससे सम्बन्ध रखनेके 
कारण नेत्र मानुष वित्त है, क्योंकि 
नेत्रसे ही पुरुष मानुप तरित्तको यानी 
गे। आदिको देखता है. । 

तो फिर दूसरा ( अमानुप ) वित्त 
क्या हैं * थ्रोत्रः यह देव वित्त है, 
क्योंकि विज्ञान देवविपयक होता है। 
विज्ञान देव वित्त है, यहाँ उस (विज्ञान) 
की सम्पत्तिका व्रिपय श्रोत्र ही वह 
( देव ब्रित्त ) है। क्‍यों * क्योंकि 
पुरुष श्रोत्रसे ही उस देव वित्त विज्ञान- 
को सुनता है , अतः विज्ञान श्रोत्रके 
अवीन होनेके कारण श्रोत्र ही वह 
( देव वित्त ) है 

किन्तु इन आत्मासे लेकर वित्त- 
पर्यन्त पदार्थोंसे निष्पल्न होनेवाछा 
यहाँ कौन-सा कर्म है? सो बतछाया 
जाता है-आत्मा ही [ इसका कर्म 


आत्मेब--आत्मेति शरीरम॒च्यते | | है ] | “आत्मा? शब्दसे यहाँ शरीरका 


३०२ 


चइहदारण्यकापानपद्‌ 


| अध्याय र्‌ 


बट बा ने: नक:2% न <८2% व्यई: >:०:%- ब्य>-.% अं 32% 27% या >72:% व्य न फ व्याई “72% व्याई<- 


कथ॑ पुनरात्मा कमेंथानीयः? अस्य 
कर्महेतुत्वात्‌। कथ॑ कमहेतुत्वम्‌ * 
आत्मना हि शरीरेण यतः कम 
करोति | तस्पाऋत्खत्वाभिमानिन 
एवं कृत्खता सम्पन्ना--यथा वाद्या 
जायादिलक्षणा एवम्‌ । तस्मात्स 
एप पाडुः पश्वमिनिवृत्तः पाड्लो 
यज्ञों दशनमात्रनिवृत्तोज्कर्मिणो- 
5्पि । 

कथं पुनरण पश्चत्वसम्पत्ति- 
मात्रेण यज्ञत्वमई उच्पते--यस्मा- 
द्वाद्योईपि यज्ञः पशुपुरुषसाध्य।, 
सच पशुः पुरुषश्च पाड्ः एवं | 
यथोक्तमनआदिपश्रत्वयोगात्‌ । 
तदाह- पाड्ू8. पशुगंवादि$, 
पाड्ूः पुरुषः--पशु त्वेज्प्यधिकत- 


त्वेनायय विशेष। पुरुषस्येति 


ननीननननन नह तन >अतन्‍म ---+.- “--->7त_779/-+-न..७+++3......-..हह3ै३ॉ8ॉस्‍ंइ- च्त्_ 


कथन होता है | किन्तु यह आत्मा 
कर्मस्थानीय केसे है ? क्योंकि यह 
कर्मका हेतु है। यह कर्मका हेतु 
किस प्रकार है ? क्योंकि इस आत्मा 
यानी शरीरसे ही जीव कर्म करता 
है | जिस प्रकार जायादिरूपा वाह्म 
पूर्णता है, उसी प्रकार उस शरीरकी 
अपूर्णाका अभिमान करनेवालेकी 
इस प्रकार [ यानी ऐसा जाननेसे ] 
पूर्णता निष्पन्न हो जाती है | इसलिये 
वह यह ( आत्मदर्शन ) पाडक्त है, 
पाइक्त यानी पॉचके द्वारा निष्पन 
हुआ यज्ञ है| अर्थात्‌ कर्म न 
करनेवालेके द्वारा भी यह केवल इंशटि- 
मात्रसे निष्पन्न होता है 

किन्तु पद्नत्वके सम्पादनमात्रसे 
इसका यज्ञत्व कैसे सिद्ध होता है * सो 
बतलाया जाता है-क्योकि बाह्मयज्ञ 
भी पुरुष और पशुसे साध्य है और 
वह पुरुष एवं पशु भी उपर्युक्त मन 
आदि पश्नत्वके सम्बन्धसे पाड्ड ही 
हैं | यही बात श्रुति कहती है-पश्च 
यानी गौ आदि पाडू हैं, पुरुष पाड 
है | पुरुष भी यद्यपि पशु ही है, 
तथापि अधिकारी होनेसे इसकी 
विशेषता है, इसलिये इसे अलग ग्रहण 


पृथक्पुरुषग्रहणम्‌ | कि बहुना १ | किया है। अधिक क्‍या ? यह कर्मका 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्याथ ३०३ 
बक्से न्को:2)2% ब्यरें ८ पक पाई एक जब पक, बाई ७ न्या>-४७, बद६(3८29, व्य>2:% न: पक पपफि2:% बस 
पाह्ृमिद सब करमसाधन फल | साधत और फल सभी पाड्ड है | तथा 
च, यदिद॑ किश्व यत्किश्विदिदं | हें जो कुछ भी है के कि हर 

९ [ पाई यज्ञमात्मानं | कर जो अपनेको पाड़ यज्ञर 
संस | एवं पाड् ये सावन 

$ फ | भावना करता है, अथवा जो इस 
यः सम्पादयात स्‌ तांदद सद | प्रकार जानता है, वह इस सम्पूर्ण 
जंगदात्मत्वेनाप्नीति य एवं | जगतको आत्मस्वरुपसे प्राप्त कर लेता 
चेद्‌ ॥ १७॥ है ॥ १७॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये प्रथमाध्याये चतुथे 
सृध्यादिसर्वात्मताब्राह्मणम्‌ ॥ 9 ॥ 








१. यानी साध्य और साधनरूप पाड़ूको जानकर उसे आत्मखलूपसे अनु- 
सन्धान करता है । 


फ्ब्च्स ऋषत्षएए 


>> 5222 
--न्जलर -“-अ 


सप्तात्ररारि, उसका विभाग ओर व्याख्या 


यत्मप्रान्नानि मेधया । अविद्या 


प्रस्तुता/तत्राविद्वानन्यां 
देवताहुपास्ते अन्यो- 
उसावन्योज्ह मस्मि! इति। स वणो- 
श्रमामिमानः. क्मकर्तव्यतया 
नियतो जुह्दोत्यादिकमेमिः काम- 
प्रयुक्तो देवादीनामुपकुवेन्सर्वेषां 
भूतानां लोक इत्युक्तम्‌ | यथा च 
खकमभिरेकेकेन सर्वेभूतेरसो मं 
भोज्यत्वेब सृ४, एचमसावपि 
जुद्दोत्यादिपाइकर्ममिः स्वाणि 
भूतानि सवे च जगदात्ममोज्य- 
त्वेनासृजत । 
एवमेकेकः खकमंविद्यानुरूप्येण 


स्वस्थ जगतो भोक्ता भोज्य॑ च, 


प्यत्सप्तान्नानि मेवया! इत्यादि 
मन्त्रसे पञ्नम ब्राह्मणका आरम्भ होता 
है | यहा अविद्याका प्रकरण है। 
तहाँ अविद्यान्‌ “यह ( देवता ) अन्य 
है और मैं अन्य हुँ? इस भनासे 
अन्य देवताकी उपासना करता है। 
वह वर्णाश्रमका अभिमान रखनेवाल 
पुरुष कर्मकी कर्त्तव्यतासे नियन्त्रित 
होकर कामनासे प्रेरित हो होम-यागादि 
कर्मोद्दार देवता आदिका उपकार 
करनेके कारण समस्त भूतोंका ठोक 
( भोग्य ) है-ऐसा पहले कहा गया। 
जिस प्रकार एक-एक करके सभी 
प्राणियोंने अपने कमोंद्वारा उस छोक- 
को भोज्यरूपसे उत्पन्न किया है, 
उसी प्रकार उस ( कर्माषिकारी ) ने 
भी याग-होमादि पाडू क्मोंद्वारा सम्पूर्ण 
भूतोंको तथा सारे संसारको अपने 
भोग्यरूपसे रचा | 


इस प्रकार प्रत्येक जीव अपने 


कर्म और ज्ञानके अनुसार सारे 
जगत्‌का भोक्ता और भोग्य है, 


ब्राह्मण ५ ] 


शाह्लरभाष्याथ 


३०५ 


न्या्ड (८2 व्याई ८24 नह::2%, व्याई 2022७ च्याई>-23% "या ०८20७ यह: बहा: न्याई 2८2७ नया ८204 व्या:2:20७. नाई 2: 


सर्व॑स्य सवः कर्ता कार्य चेत्यथः । 
एतदेव च विद्याग्रकरणे मधु- 
विद्यायां वक्ष्यामः--स्व सर्वस्य 
कार्य मधु! इत्यात्मेकत्वविज्ञाना- 
थम । 
यदसो जुह्दोतीत्यादिना पाझ्लेन 
: काम्येन कमंणा आत्मभोज्यत्वेन 
जगदसूजत विज्ञानेन च। तज़ग- 
त्सवे सप्तथा ग्रविभज्यमानं कार्ये- 
कारणत्वेव सप्ता्नान्युच्यन्ते, 
भोज्यत्वात्‌; तेनासों पिता तेषा- 
मन्नानाम्‌ । एतेपामन्नानां सबि- 
नियोगानां सत्रभूताः स्ठेपतः 
प्रकाशकत्वादिमे मन्त्राः । 


तात्पर्य यह है कि सभी सबके कर्ता 
और कार्य हैं। ज्ञानके प्रकरणमें आत्मै- 
कत्वके ज्ञानके लिये यही बात हम 
मधुविद्याके प्रसंगमे कहेंगे कि 'सभी 
सबके कार्य यानी मधु हैं | 


उस कर्ताने जो होम-यागादि पाडूः 
और काम्यकर्मसे तथा अपने विज्ञानके 
द्वारा अपने भोज्यरूपसे इस जगत्‌की 
रचना की, वह. सारा जगत्‌ कार्य- 
कारणरूपसे सात ग्रकारसे विमक्त 
किया जानेपर भोज्य होनेके कारण 
सप्तान्न कहा जाता है; इसलिये वह 
उन अन्नोंका पिता है। विनियोगके 
सहित इन अन्नोके संक्षेपतः प्रकाशक 
होनेके कारण ये मन्त्र इनके सूत्र- 
भूत हैं। 


यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्पिता । एक- 


मस्य साधारणं दह्वे देवानभाजयत्‌ | त्रीण्यात्मने5कुरुत 
पशुभ्य एक ग्रायच्छत्‌ । तस्मिन्सव प्रतिष्ठित य्च 
प्राणिति यत्च न। कस्माचानि न क्षीयन्तेध्यमानानि 
सबंदा । यो वैतामक्षितिं वेद सोषन्नमत्ति प्रतीकेन | स 
देवानपिगचछति स ऊर्जमुपजीवतीति शछोकाः ॥ १॥ 

पिता ( प्रजापति ) ने विज्ञान और कर्मके द्वारा जिन सात अर्नाकी 
रचना की, उनमेंसे इसका एक अन्न साधारण है [ अर्थात्‌ वह सभी 
ग्राणियोंका भोग्य है ]; दो अन्न उसने देवताओको बॉढ दिये; तीन अपने 


ब० ० 309. ......१२० 


३०६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [_ अध्याय १ 
चाह >:2:, व्यापक, आई 2 कन्या: न्यक्स-> प ब्याईए 2-2 जाए >-> पर. नाई 2: पक च्याई 22200 या ०-2, नह. -:2:2७ व्याई०ा2फ, 
लिये रखे, एक पश्ुओंको दिया | उस ( पश्चओको दिये हुए अन्न ) मे, जो 
प्राणनक्रिया करते है और जो नहीं करते, वे सभी प्रतिष्ठित है | ये अन्न 
सर्वदा खाये जानेपर भी क्षीण क्यों नहीं होते * जो इस [ अन्नके ] अक्षय- 
भावको जानता है, वह मुखरूप प्रतीकके द्वारा अन्न मक्षण करता है | वह 
देवताओंको प्राप्त होता है तथा अम्ृतका उपजीबी होता है, इस विषय ये 
छोक ( मन्त्र ) हैं || १ ॥# 


थत्सप्तान्नानि, यद्‌ू अजनय- |  (त्सप्तान्नानि? इसमें ग्यत्‌! शब्द 
दिति क्रियाविशे है यद्‌ू अजनयत्‌? इस प्रकार [ “अजन- 
दिति क्रियाविशेषणम्‌; मेधया | यत्‌? क्रियासे सम्बन्ध रखनेके कारण] 
क्रियाविशेषण है। मेधा-प्रज्ञा (बुद्धि) 
अर्थात्‌ विज्ञानसे तथा “तपः यानी 
कर्मसे, मेघा और तप शब्दोके वाच्य 
_.. | ज्ञान और कर्म ही हैं, क्योंकि इन्‍्हीं- 

शब्दवाच्ये। तयो! ग्रकृतत्वात्‌; की प्रकरण है, इनसे मित्र मेवा 
( घारणा-शक्ति ) और ऋृच्छु-चान्द्ा- 

नेतरे मेधातपसी/अग्रकरणात्‌; पाड्ूं| यणादि तप इनके वाच्य नहीं है, 
हु | | क्योंकि यहाँ उनका ग्रसग नहीं है, 

हि कर्म जायादिसाधनम्‌; 'य एवं | यहाँ तो त्री आदि जिसके साधन हैं, 
उस पाड्ूकमेका और इसके अनन्तर 
ही “य॑ एव वेद! इस वाक्यसे ज्ञानका 
प्रसस है, इसलिये इन दब्दोसे 
प्रसिद्र मेघधा और तपकी आशक्का 
तपसोराशड्जा कार्या; अतो यानि | नहीं करनी चाहिये, अत. पिताने 
ज्ञन और कर्मके द्वारा जिन सार्ते 

सप्तान्नानि ज्ञानकर्मम्यां जनित- | अन्नोको उत्पन्न किया, उन्हें हम 


ग्रज्ञया विज्ञानेन तपसा च कर्मणा; 


ज्ञानकरमंणी एवं हि मेधातपः- 


वेद! इति चानन्तरमेव ज्ञान 


प्रकृतम्‌; तस्मान्न प्रसिद्धयोर्मेघा- 





& द्वितीय मन्त्र इसीकी व्याख्या करता है । 
१. जो इस प्रकार जानता है। 


ब्राह्मण ५ ] शाहइरभाष्याथे : ३०७ 
अर" जा “७ या: 2:% चाक ८23७, व्यापक, जा ८29७. यह, बहा. व्क:2:७. व >: 2 जा ६2:29, नई सेट 
वान्पिता तानि प्रकाशयिष्याम्र | प्रकाशित करेंगे। इस वाक्यमे 'तानि 

हि प्रकाशयिष्याम.? ( उन्हें हम प्रकाशित 
इति वाक्यशेपः | १॥ करेंगे ) यह अंश वाक्यरोष है || १॥| + 


तत्र मन्त्राणाम्रथस्तिरोहितत्वा- | हों ( मन्त्रव्ाह्मणात्मक वेदमे ) 

का हर मन्त्रोंका अर्थ गूढ होनेके कारण प्राय 
त्मायेण दुविज्ेयों भवतीति तदथ- | दु्बोध होता है, अत उसके अर्थकी 
व्याख्यानाय ब्राह्मएं प्रवर्तते-- २ आप लिये ब्राह्मण प्रदत्त 
यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्पितेति मेधया 

हि तपसाजनयत्पिता । एकमस्य साधारणमितीदमैवास्य 
तत्साघारणमन्न॑ यदिदमयते । सय एतदुपास्ते नस 
पप्मनो व्यावतेते मिश्र« होतत्‌। हे. देवानमाजयदिति 
हुतं च प्रहुतं च तस्मादवेभ्यो जुद्दति च प्र च॒ जुह्ृत्यथो 
आहुदेशपू्णमासाबिति । तस्मान्नेष्टियाजुकः स्थात्‌ । 
पशुम्य॒एकं प्रायच्छदति तत्पयः । पयो बोवाग्र 
मनुष्याश्र पशवश्रोपजीवन्ति तस्मात्कुमारं जात॑ घृत॑ वे- 
वाग्र प्रतिकहयन्ति स्तन वानुधापयन्त्यथ वत्स॑ जात- 
साहुरतृणाद्‌ इति । तस्मिन्सव ग्रतिष्ठितं यश्च॒ प्राणिति 
यद्च नेति पयमि हीदसर्व प्रतिष्ठितं य्च प्राणिति यत्च 
न | तददिदमाहुः संवत्सरं पयसा जुद्ददप पुनस्रेत्यु 





$ अर्थात्‌ मूल मन्जर्मे इनका वाचक हाब्द न होनेपर भी वाक्ष्यको स्पष्ट तथा 
पूर्ण करनेके लिये वाक््यके शेष ( अन्त ) मे इसे जोड़ लेना चाहिये । इसी प्रकार 
अन्यत्न भी वाक्त्वशेषका तात्पर्य समझना चाहिये । 


३०८ बृहृदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्यर्ड ३७ चपेट" वन्य, व्याद >०ट, बाई 220७ न्याई ०-2४ नहा >> न्या >>: नया व्य:2८>; व्या>:.% व्यापक 


जयतीति न तथा विद्यायदहरेब जुहोति तद॒हः पुनमत्यु- 
मपजयत्येवं विद्वान्सब हि देवेभ्यो(न्नायं प्रयच्छति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेध्यमानानि सबेदेति पुरुषो वा 
अक्षितिः स हीदमननं पुनः पुनजनयते। यो वेतामक्षितिं 
वेदेति पुरुषो वा अक्षितिः स हीदमननं घथिया धिया 
जनयते कममियेतन्न कुयोत्क्षीयेत ह सोहन्नमत्ति 
प्रतीकेनेति म्ुखं प्रतीक मुखेनेत्येतत | स देवानपि- 
गचछति स उजम्ुपजीवतीति प्रशश्सा ॥ २॥ 


यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्पिता? इसका यह अर्थ प्रसिद्ध है 

कि पिताने ज्ञान और कर्मके द्वारा ही अन्नोकी उत्पत्ति की | उसका एक 
अन्न साधारण है अर्थात्‌ यह जो खाया जाता है, वही इसका साधारण अन्न 
_ है | जो इसकी उपासना करता है, वह पापसे दूर नहीं होता, क्योंकि यह 
अन्न मिश्र ( समस्त ग्राणियोंका सम्मिल्ति रूप ) है | दो अन्न उसने 
देवताओंको बॉटे--वे हुत और प्रहुत हैं | इसलिये गृहस्थ पुरुष देवताओंके 
लिये हवन और बलि-हरण करता है| कोई ऐसा भी कहते हैं कि ये दो 
अन्न दर्श और पूर्णमास हैं, इसलिये काम्य इष्टियोंके यजनमें प्रवृत्त न हो। 
एक अन्न पशुओको दिया, वह दुग्ध है । मनुष्य और पश्ुु पहले दुखके 
ही आश्रय जीवन धारण करते हैं, इसलिये उत्पन्न हुए बालककों पहले 
घृत चटाते हैं. या स्तनपान कराते हैं, तथा उत्पन्न हुए बछड्रेको भी अतृणाद 
( तृण भक्षण न करनेवाल्ा ) कहते हैं | जो ग्राणनक्रिया करते हैं. और जो 
नहीं करते, वे सब इस ( पश्चन्न ) में ही प्रतिष्ठित हैं | अर्थात्‌ जो आणव 
करते हैं और जो नहीं करते, वे सब दुग्धमें ही प्रतिष्ठित हैं | अत. ऐसी 
जो कहते हैं कि एक साव्तक दुग्घसे हवन करनेवाल् पुरुष अपमृत्युको जीत 
लेता है, सो ऐसा नहीं समझना चाहिये; क्योंकि वह जिस दिन हवन कर्र्तो 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्याथे ३०९ 
वाई 22४ ्याई 2 नया: :2स्‍% चाई >-क ब्याह: >-2 30 व्याई>-2क, ब्याई ८2% ना व्यर>2वक न्य 2ऋ- याई 2, व 
है, उसी दिन अपमृत्युकों जीत लेता है [ एक सालकी अपेक्षा नहीं 
करता ] | इस प्रकार जाननेवाछा ( उपासना करनेवाला ) पुरुष देवताओको 
सम्पूर्ण अन्नाद्य प्रदान करता है। किन्तु सर्वदा खाये जानेपर भी वे अन्न क्षीण 
क्यों नहीं होते * इसका कारण यह है कि पुरुष अविनाशी है, वही पुन,- 
पुनः इस अन्नको उत्पन्न कर देता है | जो भी इस अक्षयभावकों जानता 
है अर्थात्‌ पुरुष ही क्षयरहित है, वही इस अन्नको ज्ञान और कर्मद्वारा 
उत्पन्न कर देता है, यदि वह इसे उत्पन्न न करता तो यह क्षीण हो जाता--- 
[ ऐसा जो जानता है ] वह प्रतीकके द्वारा-मुख प्रतीक है अर्थात्‌ मुखके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है | वह देवताओको प्राप्त होता है और अमृतका 

उपजीबी होता है | यह ( फल्श्रुति ) प्रशंसा है || २ |] 


तत्र यत्सप्तान्नानि मेधया तप- । उपर्युक्त “यत्सप्तान्नानि मेघया 

तपसाजनयत्पिता?ः इत्यादि प्रथम 

साजनयत्पिता” इत्यस्य कोअ्थ | मन्त्रका क्‍या अर्थ बताया जाता 

उच्पते  इति हि शब्देनैव व्याच्टे | *. रस अरश्के उत्तरमें यह द्वितीय 

मन्त्ररूप ब्राह्मण प्रसिद्ध अर्थके चोतक 

ग्रप्िद्धार्थावद्योतफेन । प्रसिद्धों | (हि? शब्दसे ही उक्त मन्त्रकी व्याख्या 

2 करता है | इसका तात्पर्य यह है कि 

हास्य मन्त्रस्याथ इत्यथं। | यदजन- इस मन्त्रका अर्थ प्रसिद्ध ही है। 

| ध्यदूजनयत्‌” ( जो उत्पन्न किया ) 

कम _ | ईस अनुवादखरूप मन्त्रसे भी इसकी 
प्रसिद्वाथतेव प्रकाशिता । अतो | असिद्धार्थता ही प्रकाशित होती है । _ 

अतः ब्राह्मण नि:शझ्कभावसे ही कहता 

है--'पिताने विज्ञान और कमसे ही 

हि तपसाजनयत्पिता' इति | | उत्पन्न किया |? 


ननु कथ॑ प्रसिद्धतास्था्थस्य ? इस अर्थकी ग्रसिद्धार्थता कैसे है 
सो बतछायी जाती है-ल्रीसे लेकर 


इत्युच्यते-जायादिकर्मान्तानां कर्मपर्यन्त छोक, फल और साधनों- 


यदिति चानुवादखरूपेण मन्त्र 


त्राह्षणमविशड्टयेबाह -- मेधया 


इ१० बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्ा् > 2, नई न फ, नई आई प नया 72 फ- व्या:2)20 नया: नाई: न्याई 2-2 2क न्याइ 2 ७ जप, नया (7 :क, 
फूलसाधनानां पिवृत्व॑ तावत्मत्य- | का पिठृत्व तो गत्यक्ष ही है, यह 
क्षमेध, अभिहितं च जाया में हक हे हे वाक्यसे 
इत्यावि देव | ही दी गयी है। पूर्व्नन्थमें यह 
सवा! इत्यादिना | तत्र च देव गा व 
वित्त विद्याकर्म पुत्रथ फलभ्तानां | आस, कर्म और पुत्र अपने फलमृत 
लोकानां साधन सब्ट्रत्वं प्रतीत्य- | ढोकोंके खथृत्वमे साधन है, तथा 
मिहितम्‌ , वश्ष्यमाणं च प्रसिद्ध | आगे जो कहा जायगा वह भी 
मेष; तस्माय॒क्त वक्‍तुं मेधयें- | प्रसिद्ध ही है। अत. 'मेवया? इत्यादि 
त्यादि | कथन उचित ही है। 
एपणा हि फलविपया प्रसि-| एषणा भी किसी फलको ही लेकर 
होती है--यह बात भी छोकमें पसिद्धर 
द्वेव च लोके | एपणा च जाया- | ही है। 'एतावान्नै काम.? इस वाक्‍्य- 
से यह वतलाया गया है कि श्री 
आदि ही एपणा है | ब्रह्मविद्याका 
जो विपय है, उसमें तो सबकी एकता 
हो जानेके कारण कामनाका होना 


दीत्युक्तम्‌ एतावान्वे कामः! इत्य- 


जन 


नेन । ब्रह्मविद्याविषये च सर्वे 


कत्वात्कामानुपपत्तेः | सम्भत्र ही नहीं है |+ 
एतेनाशास््रीयग्रज्ञातपोभ्यां इसे उपर्युक्त कथनसे यानी 


अविद्याजनित काम ही ससार-वन्धन- 

१ ५पुत्रेणैवाय लोको जय्य- इस वाक्यसे । 

%# यहाँ यह शड्ढा होती है कि जिस प्रकार जाया आदिविपयक कामना 
ससाखन्धनर्मे डालनेवाली है; उसी प्रकार मोक्षविपयक कामना भी हो सकती है 
वर्योंकि कामनामात्र बन्धनकी हेतु है, इसके उत्तरमें कहते हैं--अह्मविद्याके विपयर्मे 
कामना नहीं होती | कामना रागके कारण होती है और राग अनन्‍्यमें होता है। 
ब्रह्मविद्याके विषयभूत मोक्षमें द्वेतका सर्ववा अभाव है, अतः कामना नहीं होती | 

२. यदि कोई कहे, “जाया मे स्थात्‌? इत्यादि शास्नवचनकि द्वारा जायादि- 
विषयक कामनाका उल्लेख होनेसे वह शात्रीय है, अतः शात्त्रीय कामना सतारोलत्तिमें 
हेत हो, किन्तु अशालीय कर्म आदि क्योंकर कारण हो सकते हैं ? तो इसके उत्तरमें 
कहते हैं --इस उपर्युक्त कथनसे इत्यादि | 





ब्राह्मण ५ ] शाइरसाष्याथे ३११ 
ब्यटपकत बाई: 2स्‍0७, नहा :2 चर ::2)%- चाई “220७ न्यॉ<22% न: ०2स्‍49, अर, व्याद:>23% याद (> 2 क व्यास कवर 2] 


खामाविकास्यां जगर्सष्टत्व- | का कारण है-ऐसा दिखलये जानेसे 


मुक्तमेव भवृति। खावरान्तस्य 


चानिष्रफलस कर्मविज्ञाननिमित्त- | 


त्वात्‌ । विवक्षितस्तु शाद्धीय 
एवं साध्यसाधनभावो ब्रह्म विद्या 


विधित्सया तद्रराग्यय विवक्षि- 
तत्वात्‌ । सर्वो ह्यय॑ व्यक्ताव्यक्त- 
लक्षण: संसारोज्शुद्धोडनित्यः 
साध्यताधनरूपी दुःखोडविद्या- 
विषय इत्येतस्माहिरक्तस ब्रह्म- 


विद्या आरूपधव्येति । 


तत्रान्षानां विभागेन विनियोग | 


उच्यते--एकमस 
साधारणम! इति 
तस्य व्याख्यानम्‌ 

तत्साधारणमन्न्म 


साधारणान्न- 
विवेचनम्‌ 


सन्तपदस| 
'इद्मेवाय 
इत्युक्तमू । अस्य भोक्त्सपु- 


दायस, कि तत्‌ * यदि्दमथते 
शुज्यते सर्वे! 


अशाख्रीय एव खाभाविक ज्ञान-कर्मोंके 
द्वारा संसारकी सृष्टि होती है-यह 
भी ग्रतिपादित ही हो जाता है, 
क्योकि स्थावरपयन्त सारा अनिष्ट फूछ 
कर्म और विज्ञानप्ते ही होनेवाला है। 
किन्तु यहाँ शाखत्रीय साध्य-साधनभाव 
ही बताना इष्ट है, क्योंकि ब्रह्मविया- 
का विधान करनेकी इच्छासे उस 
( साध्य-साधन ) में वेराग्य बतल्ना 
आवश्यक है। यह व्यक्त और अव्यक्त- 
रूप सारा ही ससार अशुद्ध, अनित्य, 
साध्य-साधनरूप, दु.खमय और 
अविद्याका विषय है, अत इससे 
विरक्त हुर पुरुषके लिये ही ब्रह्म- 
विद्याका आरम्म करना उचित है । 
तहाँ अज्नोका. विभागपूर्वक 
। विनियोग बतलाया जाता है | 'एक- 
मस्य साधारणम? यह मन्त्रका पद 
' है, उप्तका इदमेवास्य तत्सावारण- 
मन्नम! यह व्याख्यान कड़ा गया है | 
धअत्यः अर्थात्‌ इस भोक्तसमुदायका, 
वह साधारण अन्न है, वह कौत- 
सा? यह जो प्रतिदिन समस्त 


प्राणियोद्दार अदन-भोजन किया 
प्राणिभिरहन्थ- | जाता अर्थात्‌ खाया जाता है। 


झ्श्र बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
बस न व्य 2 बस, न 22% ब्यई< > ८220७ व्याई >>, व्याई<८2:2% व्यद 7 नई: व्या 2: 
हनि, तत्साधारणं स्वंभोकत्रथम- | भाव यह कि पिताने अन्की रचना 
कक करके, उसे समस्त भोक्ताओंके लिये 
कल्पयात्पिता सुश्जन्नम्‌ | साधारण अन्न नियत कर दिया । 


स य एतत्साधारणं सर्वश्राण- | वह जो समस्त प्राणियोंका भरण- 
अति पोषण और स्थिति करनेवाले एवं 
भृति भुज्यमानमन्नश॒पास्ते | उनसे भोगे जाते हुए इस साधारण 


तत्परो भवतीत्यर्थः-- उपासन हि | नेकी उपासना करता है, भर्थात्‌ 


$ रु लोके “ , तत्पर होता है-लोकमें 'गुरुकी 
नाम तात्पय दृ्ट लोके 'शुरु्॒पास्ते'| उपासना करता है” 'राजाकी उपासना 


'राजानमुपास्ते' इत्यादा--तस्मा- | करता है? इत्यादि प्रसंगोंमें तत्परता 
सित्पर्थाच्नोपभो ही उपासनारूपसे देखी गयी है- 
च्छरीरखित्यथान्रोपभोगप्रधानो अतः जो प्रधानतया शरीरकी स्थिति 
नाद्शथकर्मप्रधान इत्यथेःः स | कैनेवाले अन्नका ही उपभोग करने- 
रा] वाला है, अर्थात्‌ अब्शोत्पादककर्म- 
एवंभूतो न पाप्मनोज्धर्माइयाव- | प्रधान नहीं है, वह इस प्रकारका पुरु 
तेते--न विमृुच्यत इत्येतत्‌ [तथा | पषयानी अधर्मसे नहीं बचता अर्थात्‌ 
मील मिल उससे उसका छुटकारा नहीं होता। 

च मन्त्रवर्ण:--- मोधमन्‍्न॑ विन्द- | सा ही «वह व्यर्थ अ्नका भोग करता 
ते” इत्यादि! । स्मृतिरपि-- | है” इत्यादि मन्त्रवर्ण कहता है। 


(तमाम पं तथा “अपने लिये अन्नपाक न करे”, 
त्माथे पाचयेदन्नम्‌” “अग्रदा- | «जो इन्हें बिना दिये भोजन करता है 


यैम्पो यो भ्ु्ढे स्तेन एवं स/” | वह चोर ही है? “अपना अन्न 
खानेवालेको गर्भकी हत्या करनेवाला 

(गीता ३। १२) “अन्नादे भ्रणहा | 

6,) मा पापी [ अपना पाप देकर ] उसका 

माष्टि” ( भस्ु० ८ | ३१७ ) | प्वार्जज करता है” इत्यादि स्ृति- 


इत्यादि) । वाक्य भी ऐसा ही कहते हैं । 
करमात्पुनः पाप्मनो न व्या-। वह पापसे मुक्त क्यो नहीं होता ! 


ब्राह्मण ५ ] शाउरभाष्याथ ३१३ 
बम. पक व्याई गे. .3-..नयड 3. क व्याड:-3 व्याई कक, नयाई 2 क व्याई 0७ "्यई-#))% व्याद> 700७ न्याई (२:2७ व्यादट 220७ व्याद + ० 
व्तेते ? मिश्रं धेतत्सवेंपां द्वि स्व॑ | क्‍योंकि जो प्राणियोंद्यारा बिना बॉटे 
७» ७ मिभैज्य खाया जाता पे च 
तद्प्रविभक्त यत्माणिमिर्युज्यते | | भौता है, वह अन्न मिश्र यानी 


मील कक सभीका ख-धन है | सबका भोज्य 
सबभोज्यत्वादेव यो मुखे प्रधि- टनओ कारण ही उसे जलवा बजा 


प्यमाणो5पि ग्रासः परस्य पीडाकरों | दिया जानेबाला ग्रास भी दूसरेको 
च्यते, 'ममेद॑ स्यात! इति दि | देनेब्राल देखा जाता है, 
हज क्योंकि उसपर प्यह मेरा हो! इस 
स्वेषां तत्राशा प्रतिबद्धा। तस्मान्न | प्रकार सभीकी आशा वेँगी रहती 
परमपीदयित्वा ग्रसितुमपि | है | अतः दूसरोंको कष्ट दिये ब्रिना 
हि उसे खाया भी नहीं जा सकता, जेसा 
कि <*ुष्कृतं॑ हि. मनुष्याणाम?? 
मनुष्याणाम्‌” इत्यादिस्मरणाच् । | इत्यादि स्मृति भी कहती है । 
गृहिणा वेश्वदेवार्यमन्न॑ |. किन्हीं-किन्हीं (भर्तृप्रपश्च आदि) 
का कथन है कि गृहस्थद्वारा नित्य- 
प्रति जो वैश्वदेवनामक अन्न निकाला 
जाता है, वही साधारण अन्न है । 
यह मत ठीक नहीं, क्योंकि समस्त 
प्राणियोंद्वारा खाये जानेवाले अन्नके 
समान वेश्वदेवसंज्ञक अन्नका समस्त 
भोक्ताओंके लिये साधारण होना 
प्रत्यक्ष नहीं है और न उसके विपय- 
नापि यदिदमद्यते! इति तद्विपयं | में 'यद्दिमयते! (जो यह खाया 
बम आर कक: 22075 % +0# 0467 / कद अमल तक 


गकक्‍्यते । “ुष्कृतं 


यद्दन्यहानि निरूप्यत इति 
केचित्‌, तन्न, सवभोक्‍तृसाधारण- 


त्वं वेश्वदेवास्यस्थान्नस्य न सर्व- 


ैपैपप-पपपन+--+_--_+___-- ्पपपपपपपपपपपघपा। 


आणजजुज्यमानानवत्मत्यक्षम्‌ , 





१. यद स्मृतिवाक्य इस प्रकार है-- 
दुपष्कृत हि. मनुष्याणामन्नमाश्रित्य तिछते | 
यो हि ययस्यात्नमश्नाति स तस्याइनाति किल्ब्िपम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ मनुष्योका पाप उनके अन्नके आश्रित रहता है । अतः जो जिसका 
अन्न खाता है; वह मानो उसका पाप खाता है ! 


३१४ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


ब्:2 वय 72 नकट- नस: कक, व्याद न 2)॥0 नयाई 2८22० *खई(<:2]%, व्याई>८24%, ब्करई<>:2 2 न्याई >: 2 व्यास वयस्क 


वचनमनुकूलम्‌ । सर्वप्राणभद्धु- 
ज्यमानान्नान्तःपातित्वाच्च॒वेंश्व- 
देवाख्यस्य युक्त श्रचाण्डाला- 
द्याच्य्यान्नस ग्रहणम्‌, वेश्वदेवव्य- 


तिरेकेणापि श्रचाण्टालाबाद्यात्र- 


दशनात्‌ तत्र युक्तम, यदिदमचते'' 


इति वचनम्‌ | यदि हि तन्न 
ग्द्मेत) साधारणशब्देन पित्रासृष्ट- 
त्वाविनियुक्तत्वे तस्य॒ग्रसज्येया- 
ताम्‌ । इष्यते हि तत्सृश्त्व॑ तद्वि- 
नियुक्तत्व॑ च सर्वेस्यान्नजातस्थ । 
ते + खोक्तं 
नच वच्च॒देवार्य श॒ 
गे पक जब नर 
कमे कुवेतः पाप्मनोडविनिवृत्ति- 


जि हक 


चुक्ता/ न च्‌ तथथ प्रांत 


0 आम 


पेध अस्त, 


न च्‌ मत्स्यवन्धनादिकमवत्ख- 


भावजुगुप्सितमेतत्‌, 


जाता है) यह वचन ही अनुकूछ 
है | इसके सिवा वेश्देवसंज्ञक अन्न 
तो समस्त ग्राणियोद्वारा खाये जानेवाले 
अन्नके अन्तर्गत ही है, अत वहाँ 
कुत्ते और चाण्डालादिद्वारा खाये 
जानेवाले अन्नको ही ग्रहण करना 
उचित है, क्योंकि वेश्वदेवसे अतिरिक्त 
भी कुत्ते और चाण्डालादिके खाने- 
योग्य अन्न देखा जाता है, अतः 
वहाँ 'जो यह अन्न खाया जाता है? 
यह वचन उचित होगा | और यदि 
साधारणशब्दसे उस अन्नको ग्रहण 
नहीं किया जायगा तो पिताने 
उसकी सृष्टि नहीं की और उसका 
विनियोग भी नहीं किया” ऐसे कथन- 
का प्रप्त॑ंगम उपस्थित होगा | पर वास्तव- 
में समस्त अन्न उसीने रचे हैं और 
उसीने उनका विनियोग किया है-- 
यही सिद्धान्त यहाँ इष्ट है | 


इसके सिवा वेश्देवसज्ञक 
शाख्रोक्त कमें करनेवाले पुरुषका 
पापसे निवृत्त न होना युक्तिसगत 
नहीं है | तथा [ शाखोमें ] बलिवैश्देव- 
का कहीं भी ग्रतिषेष नहीं किया 
गया है | मछली पकडने आदि कर्मों- 
के समान यह खमाव्रत' निन्‍्दनीय 


शिष्ट | भी नहीं है, क्योकि यहा शिष्ट 


त्राह्मण ५ ] शाउरभाप्यारे ३१५ 
आई. 5.20 जक< कक ब्याह स्‍आक व्यक 27.2७ “कर >-220७, कक 3-3 प्यार >- 2) च्याई >> व्यद् >: कर जाई "कई 2:29, बाई :2स्‍० 
निवत्य॑त्मात्‌ अकरणे च्‌ परुषोद्वारा निष्पन्न होनेवाला है और 
इसके न करनेपर प्रत्यवाय भी सुना 
सत्यवायश्रव॒णात््‌ | इतरत्र च गया है | तथा “में अन्न ही [ भतिथि 
 आदिको ब्रिना दिये] अन्न भक्षण 
करनेवालेकोी भक्षण कर जाता हूँ? 
दन्तमारेत्रि” ( त० 3० ३॥१०। . इस मन्त्रके अनुसार अन्यत्र ( वैश्व- 
मत रे ' देवान्से भिन्न अन्न भक्षण करनेमे ) 
३) इति मन्त्रवणात्‌ । ही प्रत्यवाय होना सम्भव है । 
दे देवानभाजयत्‌' इति मन्त्र... 'हे देवानभाजयत! यह म्नत्रका 
पद्म) ये दे अन्ने | कक हे । पिताने जिन दो अन्नोको 
आग विदा देवताओकों बॉ वें दो 
था 5 कौन-से है ? सो बतलाया जाता है--- 
यत्‌ । के ते द्व + इत्युच्यते--हुत॑ | हुत और ग्रहुत | 'हुत” यह अभ्रिमें 
च ग्रहुतं च। हुतमित्यम्री हव- हवन करना है और ग्रहुत हवन 
है ;< करके वंल्हिरण है | क्योवि 
न, महुं हलमा वहिदरणम। ” हतने ये दो अल ढ़ भोए मर 
यस्माद्‌ ६ एत अन्न हुतेश्रहुत | देवताओको दिये थे, इसलिये इस 
देवानभाजयत्पिता। तस्मादेतशझपि | समय भी गृहस्थलोग समयपर 
गृहिणः काले देवेभ्यो जह्ृति | फेंवाओके डिये होम करते है, 
देवेस्य इदमनमस्मामिदीयमान- | हक लक हक हक 
आह ... को दिया जाता हैः--ऐसा मानते 
म्रात सन्‍्याना जुहति, ग्रजह्नति , हुए हवन करते है तथा अजुहृति चः 
च हुत्मा बलिहरणं च कुबंत ' अर्थात्‌ हवन करके वलिहिरण भी 
करते है | 
तथा किन्हीं दूसरोका ऐसा भी 
कहना है कि पिताके द्वारा देवताओ- 
पित्रा देवेभ्यः ग्त्ते न ह॒तप्रहुते, ' को दिये हुए दो अन्न हुत और प्रहत 


२, देवताओंके लिये भाग निकालना 'बल्हिरण! कहलाता है । 


ग्रत्यवायोपपत्तेः "अहमन्नमन्नम- 


इेदगय) 


रु 


अथो अप्यन्य आहुर्द अन्‍्ने 





३१६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 

व िसट रब नि: याई 32% नया :2, नयाई 22% याई <>2पक अई 2-2 न्याई->-.%- चार ->:2% यई<>:2]% न्याई >:2)%, न्याई>: 3, 
कि तहिं ? दर्शपूर्णमासाविति । | नहीं हैं, तो कौन-से हैं? दर्श और 
पूर्णणास । द्विवचन-श्रवणमें समानता 
होनेसे और अत्यन्त प्रसिद्ध होनेसे 
त्वाच्च हुतप्रहुते इति प्रथमः पक्ष॥ | हुत और पग्रहुत ही वे अन्न हैं--. 
यह तो पहला पक्ष है। यद्यपि 
हुत और प्रहुतका द्वित्व सम्भव है, 

बति। तथापि श्रोतयोरेव तु दश- | तो भी उनकी अपेक्षा श्रुतिप्रतिपादित 
दर्श और पूर्णमासका ही देवान्न 
5 होना अधिक प्रसिद्ध है, क्योंकि वे 
मन्त्रश्नकाशितत्वात्‌ | शुणप्रधान- | अ्नत्रोक्त है। इसके सिवा जब गौण 

प्राप्तो च अधाने अथमतरा अब- | जौर प्रधान अर्थकी आत्ति हो तो 

पहले प्रधान अर्थका ही ज्ञान होगा, 

! और हुत-प्रहुतकी अपेक्षा दर्श- 

न्यं हुतप्रहुतापेक्षया | तस्मात्त- पूर्णमासकी ही ग्रधानता है। अत. 

योरेव ग्रहण युक्तम्‌ हे देवानभाज- दें देवानभाजयत्‌” इस वाक्यसे 

४ उन्हींको ग्रहण करना उचित है 
यत्‌ इति । 


अर | सह दूसरा पक्ष है ]। 
यस्माईवार्थमेते पित्रा अक्लप्ते क्योंकि ये दर्श और पूर्णमास- 


सज्ञक अन्न पिताने देवताओंके लिये 
बनाये हैं, इसलिये उनकी देवार्थता- 
योदेंवार्थत्वाविधाताय नेष्टियाजुक | को विधात न करनेके लिये इष्टि- 

याजुक--इष्टियननशील नहीं होता 
इष्टियजनशील.. इश्शिब्देन चाहिये | 'इष्टि” शब्दसे यहाँ काम्य 

इष्टियाँ (यज्ञ) समझनी चाहिये, 
किल काम्या इष्टयः, शातपथीयं | यह शतपथ ब्राह्मणकी असिद्धि है। 


हदित्वश्रवणाविशेषाद त्यन्तग्रसिद्ध- 


यद्यपि हित्वें हुतप्रहुतयोः सम्भ- 


पूर्ण मासयोर्देव/ब्न॒त्व॑ प्रसिड्तरम, 


गतिः, दर्शपूर्णमासयोश्र ग्राधा- 








दशपूर्णमासाख्ये अन्ने, तस्मात्त- 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्याथे ३१७ 
०० 2६0० 0 3 22. ६2 च्यक< ८ 3क न (72% प्यार >:2स्‍% व्याद<2# जप 
प्रसिद्ध! ताच्छील्यप्रत्ययप्रयो- 'इध्याजुक.” इस पदमें 'उकजए प्रत्यय 
शॉल् मिलते , ताच्छील्प (तत्खभावता ) अर्थमे 
त्काम्येष्टियजनप्रधानो न स्या- प्रयुक्त है, अत. इसका तात्पर्य 
देल्पर् ' यही है कि प्रधानतया कामनायुक्त 
त्यथंः । | यज्ञोका यजन नहीं करना चाहिये। 
पशुभ्य एक प्रायच्छद्ति-- |. 'शुम्य एक॑ प्रायच्छत? इति-- 
यत्पशुस्य एक प्रा- पिताने पश्चुओंको जो एक अन्न दिया 
बचा वि पुन हि वीगासा है ? वह दुग्ध है | 
व इक! रे ' किन्तु यह कैसे जाना जाता है कि 
4000 #प की इक के किक | इस अन्के खामी पश्ञ हैं? ऐसा 
गम्यते पशव्रोउस्थानस्थ खामिनः | प्रश्न होनेपर कहते हैं--क्योकि 
इत्यत आह-पयो छाग्रे प्रथम | मनुष्य और पशु पहले यानी आरम्भ- 
यस्मान्मनुष्याथ पशवश्ष पय | में ठुग्बके आश्रय ही जीवन धारण 
एवयोपजीवन्तीति । उचितं हि 


करते हैं | अत. 'यह उनका अन्न 
क्तेपां . | है? ऐसा कहना उचित ही है| 
तेपां तदत्म! अन्यथा कथा हे 
तदेबाग्रे नियमेनोपजीवेयुः ९ 


परवसमेकफुन्‌ 


| नहीं तो वे आरम्भमे नियमसे उसीके 

' आश्रय जीवन-घारण क्यों करते ! 

कृथमग्रे तदेवोपजीवन्ति ; इत्यु-.. वे पहले उसीके आश्रय किस 
' प्रकार जीवन धारण करते हैं ? सो 


व्यते-मनुष्याश्ष पशवश्व यस्मा- 
त्तेनवान्नेन वर्तन्तेज्यत्वेडपि, यथा 
पित्रा आदों बिनियोगः कृतस्तथा | 
तस्मात्तुमारं वाल॑ जात॑ घृत॑ वा 
त्रेवर्णिका जातकर्मणि जातरूप- 
संयुक्त प्रतिलेहयन्ति प्राशयन्ति। 


वतलाया जाता है---पिताने आरम्म- 
में जैसा विनियोग किया था, उसीके 
अनुसार आज भी मलुष्य और 
पशुगण उसी अन्नके आश्रय रखते 
है। इसीसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य- 
इन तीन वर्णोके छोग नवजात 
कुमारको जातकर्मसंस्कारके समय 


, खुबर्णसंयुक्त ( छुवर्णकी शल्यकादिसे ) 


स्तन॑ वानुधापयन्ति पश्चात्‌ । घृत चयते हैं, अथवा स्तनपान कराते 


३१८ चृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ज्का 2, बट यह: बन न 22% बक >: 2 नह: >-2 ऋ नया: >:-प७ या: जाई:>:23% नई <<:2%- याद ०२ 
पाययन्ति । यथासम्भवमन्येषां | है, अर्थात्‌ उसके पीछे दुग्बपान कराते 
हर हे ._ | है। तथा जातकर्मके अनधिकारी दूसरे 
स्तनमवागत्र धापयोन्त मसनुष्यृ- मनुप्योके उत्पन्न हुए वालठ्कको एवं 
मनुप्योसे भिन्न पश्ुओंके बछड़ोकों 
भी यथासम्भव पहले स्तन ही चुसाते 
जातमाहुः 'क्रियत्म्माणो वत्सः १ , हैं | जब वछडा उत्नन्न होता है, तो 
इसत्पेव॑ «.... | उसके विषयमे यह पूछे जानेपर कि 

त्येब॑ पृष्ठ: सन्‍्तोड्तणाद इति । | धबछड़ा कितना बड़ा है ” यही कहते 
नाद्यापि तृणमत्ति, अतीव बाल, , | कि अभी घास खानेवाल नहीं 
हि है हि | हुआ? | तात्पर्य यह है कि अभीतक 
पयसवाद्यापि वतंत इत्यथः । | घास नहीं खाता, बहुत ही छोग 
है, के दूध पीकर ही रहता है । 


भ्योज्न्येपां पशुनाम्‌ । अथ व॒त्सं 


यज्चाग्रे जातकर्मादी घृतसुप-| इस प्रकार जो पहले जातकर्म 
आदिमे घृतके आश्रय जीवन धारण 
करते हैं और जो दूसरे जीव दुग्धके ही 
आश्रय रहते है वे सब सर्वथा दुखके 
पिपयोविक ही उपजीबी हैं, क्योंकि दुग्धका 
जापिपयोविकारत्वात्पयस्त्वमेव । | विकार होनेके कारण छत भी दुग्धरूप 
ही है। किन्तु [ मन्त्रमे ] पश्चन सातवाँ 
४ होनेपर भी यहाँ ( आ्राह्मणमें ) इसकी 
थेत्वेन व्याख्यायते १ कमंसाधन- | ा व्याख्या क्यों की हा 
८ 2 [ उत्तर---.] क्योकि यह कमका 

त्वात्‌ | कमे हि. पयःसाधनाश्रयं 2 है। ब ध कर्म दुः्घरूप 
अग्निहोत्रादि | तच्च कम साधन | सधनके ही आश्रित हैं। और वह 
कम आगे कहे जानेवाले साध्यमूत 

वित्तसाध्यं वक्ष्यमाणस्थान्नश्रयस्य | तीन अन्नोका वित्तसाध्य साधन हे 
दवा जेसे कि पहले बताये हुए द३ 

3) | | और पूर्णमासनामक अन्न। अतः 
पूर्वोक्तावन्ने । अतः कमपक्षत्वात्‌ | कमके पक्षमें होनेके कारण इसका 


जीवन्ति, यज्चेतरे पय एवं, तत्स- 
वथापि पय एबोपजीवन्ति; घृत- 





कस्मात्पुनः सप्तम सत्पश्चन्न॑ं चतु- 





ब्राह्मण ५ | शाउरभाष्याथ ३१० 
बा 3.४७, ब्यक<-+पआक बका“-0%., जाई 3:28, कर: १:७७ बारे: 2. ब्क<८2५ पक --: 0७ 2८१20 अं पक व्यर्र >2फ, बे 3८2 


कमणा सह [पण्डाकृत्योपदश। | ' कमक्े साथ मिलाकर उपदेश किया 
| गया हैं| [ दरश पूर्णमासके साथ ] 
साधनत्वाविशेषादथंसम्पन्धादा- साथनलमे समानता होनेके कारण 
| इसका उनके साथ अर्थमे मी सम्बन्ध 
तयमफारणामेति च | व्याज्पाने , ७ इसलिये केयछ पाठका आनन्तय॑ 
है | इनके अथक्रममे अन्तर डालनेका 
प्रतिपत्तिवाकर्याद । सुखं हि! कारण नहीं हो सकता | इस प्रकार 
कि व्याख्या करनेसे समझनेमे भी सुगमता 
नरन्‍्तर्यंग व्याख्यातुं शक्यन्ते- | होती है | साधनभूत अन्नोंकी व्याख्या 
एक साथ सुगमतासे की जा सकती है 
इच्नानि व्याख्यातानि च सख॑ और इस प्रकार व्याख्या करनेपर 
अनायास ही उनकी प्रतीति हो 

प्रती यन्ते । ' जाती है [+ 


तेस्मिन्सव प्रतिष्ठित यत्च | जो कोई प्राणनक्रिया करता है. 
और जो नहीं करता वह सब उसीमे 
पवोथब्यस स्व मणिति यच्च जेत्य ' और जो नहीं करता वह 


प्रविशलनिर- स्थ कोंडधः  इस्पु- प्रतिद्ित है- इस वाक्यका क्‍या 

समन. उ्ते ' 3 ।ताथर्य है ? सो बतलाया जाता है। 
संत वास्मन्पा | उस दुश्खरूप पश्चलमें, जो आणन 
बन पयसे सवमध्यात्माधिभूता- | करता है अर्थात्‌ प्राणचे्ठासे युक्त है 


घिदेवलक्षणं कृत्खं जगत्मतिष्टितं | और जो स्थावर पर्वतादि वैसे नहीं 
यत्च ग्राणि अरे हैं, वे सब यानी अध्यात्म, अधिभूत 
48 मसाज ने | और अधिदेवरूप सारा ही जगत्‌ 


सावर शलादि । तत्र हिशव्दे- | प्रतिष्रित है । यहाँ अ्प्तिद्धिके 


के केन पग्तक (हि? शब्दसे ही इसकी व्याख्या 
नव प्रसिद्धावद्योतकेन व्याख्या-| 
हि की गयी है । किन्तु दुग-द्ृव्य 


तमर्‌ | कथ॑ पयोद्रव्यस्थ सर्वश्रति- सबकी प्रतिष्ठा किस प्रकार है? 
प्रात्मम् १ कारणत्वोपपत्तेः । | क्योंकि उसमें कारणत्वकी उपपत्ति 


हि 


% चार अन्न साधन हैं और तीन साध्य है, अतः उन साधन और साध्य- 
भूत अन्नोंका विभाग करके व्याख्या करनेसे वक्ता) श्रोता दोनोके समझनेमे सुविधा 
होगी, इसीसे यहाँ पाटक्रमका अतिक्रमण करके पश्चन्नकी व्याख्या की गयी है। 


३२० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


गई नये 3८22% नया: याई (२2. जल आल ब्याई 3 क ब्यो् २2 नया >-23 नाई 3:22, व: 
कारणत्व॑ चाम्रिहोत्रादिकर्मसम- | है । अग्निहोत्रादि कर्मसे सम्बन्ध 


वायित्वम्‌। अम्निद्योत्राद्याहुतिवि- 
परिणामात्मक॑ च जगत्कृत्लमिति 
श्रुतिस्मृतिवादा! शतशों व्यव- 
खिताः । अतो युक्तमेव हिशब्देन 
व्याख्यानम । 


यत्तढ़ाह्मणान्तरेष्विद माहु+-- 
कथ सबत्सर रॉ पेत्सरं पयसा जुह- 
पयसा जुहरप- दप पुनर्मृत्यु जय- 
2 जयति ति, संबत्सरेण 
किल त्रीणि पष्टिशतान्याहुतीनां 
सप्त च शतानि विंशतिश्रेति 


याजुष्मतीरिष्टका अभिसम्पदच्यमानाः 


संवत्सरस चाहोरात्राणि, संबृत्सर- 
मम अ्जापतिमाप्लुवन्ति; एवं 
कत्वा संवत्सरं जुहदपजयति पुन- 
- मृत्यु, इतः ग्रेत्य देवेषु सम्भूतः 
पुनने प्रियत इत्यर्थः । 

इत्येव॑ ब्राह्मणवादा आहु॥ 





होना ही उसका कारणत् है | अग्नि- 
होत्रादिकी आहतियोंका विपरिणाम- 
रूप ही सारा जगत्‌ है---इस विषय- 
में सैकडों श्रुति-स्प्ृतिवाद व्यवस्थित 
हैं। अत: हि? शब्दसे इसकी 
व्याख्या करना उचित ही है। 


ब्राह्मणान्तरोंमें जो ऐसा कहा है 
कि एक संवत्सरपर्यन्त दुग्धसे हृवन 
करनेवाला पुरुष अपमृत्युको जीत 
लेता है, सो यहाँ संवत्सरसे तीन सौ 
साठ अथवा सात सौ बीस आहतियाँ 
अमिग्रेत हैं |# वे संवत्सरके दिन-रात 
यजुर्वेदोक्त इष्टकारूप होकर सवत्सर- 
रूप अग्नि ग्रजापतिको ग्राप्त करते 
हैं,| ऐसी भावना करके एक वर्षतक 
हवन करनेवाला पुनमृंत्युको जीत लेता 
है, अर्थात्‌ यहॉसे मरकर देवताओमें 
जन्म लेकर फिर नहीं मरता। 
--ऐसा ब्राह्मणबाद कहते हैं, किन्तु 


# सवत्सरमें तीन सो साठ दिन होते हैं, प्रत्येक दिनके दोनों समयके होम- 
की आहुतियोंको एक मानकर समस्त आहुतियाँ भी तीन सौ साठ होंगी और 
प्रत्येक समयकी एक एक आहुति माननेसे उनकी संख्या सात सौ बीस होगी । 

अर्थात्‌ जो साधक उन आहुतियोंमें यजुर्वेदोक्त इष्का-दृष्टि कर उन्हें 


सवत्सरके अवयवभूत अहोरात्र मानकर दुग्घसे हवन करता है; उसे सवत्सरात्मक 
प्रजापतिकी प्रासि होती है। याजुषी इष्टकाओंकी संख्या भी तीन सौ साठ ही है; अतः 
उनकी आहुतियों और अह्योराज्रसे संख्यामें समानता है। 


ब्राह्मण ५ ] शाडूरभाष्यार्थ ३२१ 
जज, बाई >> नाईक जाई ०-2 नया >-2)% चहाई २20: व्याई ०:2७ बाई ३20 ब्यावर पक बडे ०८, 
न तथा विद्यानत्न तथा द्रष्टच्यम्‌; | ऐसा नहीं समझना चाहिये, 
«| ऐसी दृष्टि नहीं रखनी चाहिये, क्योंकि 
यंद्हरेव जुहोति तद॒हः पुनस्ृत्यु- | पुरुष जिस दिन भी [ ढुग्घसे ] हवन 
3 हट करता है, उसी दिन पुनर्मृत्युको 
मपजयति, न संवत्सराम्यासमपे- | परास्त कर देता है, इसके लिये 
हर एक वर्षतक अभ्यास करनेकी 
क्षते। एवं विद्वान्सन्‌, यदुक्तम्‌ू-- | अपेक्षा नहीं रखता | अतः इस 
प्रकार जानकर अर्थात्‌ ऊपर जो 
कड़ा है कि सब दुग्घकी आहतियोका 
परिणामरूप होनेके कारण यह सब 
दुग्धमे ही प्रतिष्ठित है, वह वैसा 
ही है---ऐसा जाननेवाल्ा पुरुष 
एक ही दिन आहतिग्रदान करनेसे 
जगवके आत्मत्वको ग्राप्त हो जाता 
है | यही वात श्रुति कहती है कि 
वह पुनर्मृत्यु यानी दूसरी वार मरनेको 
जीत लेता है | अर्थात्‌ वह विद्वान 
एक वार मरकर--शरीरसे विलग 
होकर सर्वात्मा हो जाता है, पुन 
मरनेके लिये परिच्छिन्न शरीर ग्रहण 


पयसि हीद॑ सब ग्रतिष्ठितं पय- 
आहुतिविपरिणामात्मकत्वात्सबे- 
स्पेति, तदेकेनेवाह्या जगदात्म- 
त्व॑ ग्रतिपद्यते; तदुच्यते-- 
अपजयति पुनमत्युं पुनमरणम्‌/ 


सकृन्मृत्वा विद्वाब्छरीरेण वियुज्य 


कई 5:ट:ससोसससकसस्नन्ीसइल सी हक्‍.__ _ न_तनतंहतेतच य चत च घ घी नरक नासा कसस।3ीस न न-3++ 


सवोत्मा भव॒ति न पुनमेरणाय 


परिच्छिन्न॑ शरीर गृहातीत्यथेः । | नहीं करता । 

किन्तु वह सर्वात्म्राप्तिके द्वारा जो 
| म्ृत्युको जीत लेता है, इसका क्या 
मृत्युमपजयति ९ इत्युब्यते--स्व ' कारण है ? यह वतलया जाता 
है---क्योंकि बढ सायंकारलू और 
प्रात कालके आइतिदानके झारा, 


क पुनहेंतुः स्ोत्माप्त्या 


समस्त हि यस्मादेवेस्यः सर्वे 


भ्योज्न्ायमन्रमेव तदाय च साय॑- | समत्त देवता 
वृ० उ० 3१३--४२--- 


शे२२ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


बी फेक न्य>:फ प्यईट-2 2 ब्याज, पाई ८2 पाई 22७ न्याई:>:2% व्याई:>:-32%, व्याई ८-७ व्याई>:2: न्याई 3८2: नया 2 


प्रातराहुतिप्रक्षेपेण ग्रयच्छति । 
तथुक्त॑. सर्वमाहुतिमयमात्मान॑ 
कृत्वा सर्वदेवान्नरूपेण सर्वेर्दे- 
वेरेकात्ममाव॑गत्वा सर्वंदेवमयों 
भृत्वा पुनर्ने प्रियत इति । 
अथैतदप्युक्त॑ ब्रानल्मणन-- 
“ब्रह्म वे खयम्भु तपोज्तप्यत, 
तदेक्षत न वे तपस्यानन्त्यमस्ति, 
हन्ताहं भूतेष्वात्मानं जुहवानि 
भूतानि चात्मनीति,। तत्सवेंषु 
भृतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि 
: चात्मनि सर्वेषां भूतानां श्रेष्ठ 
सखाराज्यमाधिपत्य॑ पर्येत!! इति । 
कस्मात्तानि न क्षीयन्तेज्यमा- 
भन्नानामक्षय- नोनि सवदेति | 
ल्वोपपादनन थद्या पित्रा अन्नानि 
सष्ठा सप्त प्रथकप्रथस्मोक्तम्यः 
प्रत्तानि, तदप्रभ्ृत्येव तैरभोक्तमि 
रघमानानि--त निमित्तत्वात्तेषां 
खितेः-- सब दा नेरनन्‍्तर्येण; कृत- 
क्षयोपपत्तेश्व युक्तस्तेषां ध्षुयः | 


जो अन्न और आद्य (भक्ष्य) भी 
हैं--देता है। अत अपनेको सर्ब- 
आहुतिमय करके समस्त देवताओंके 
अन्नरूपसे समस्त देवताओके साथ 
एकत्वको ग्राप्त होकर वह सर्वदेवमय 
होकर पुनः नहीं मरता--ऐसा 
कथन उचित ही है | 


ब्राह्मणने एक बात यह भी कही 
है-“स्वयम्भू ब्रह्म ( हिरण्यगर्भ ) ने 
तप ( कर्म ) किया | उसने विचार 
किया निश्चय ही इस तपमें अनन्त 
( अमृतत्व ) नहीं है | भच्छा तो मैं 
अपनेको भूतोमें हवन करूँ और 
भूतोको अपनेमें। अत: उसने समस्त 
भूतो्में अपनेको और समस्त भूतोको 
अपनेमें हवन कर समस्त भूतोंका 
श्रेष्ठ, खाराज्य और आधिपत्य 
प्राप्त किया |”? 


अब “कस्मात्तानि न॒ क्षीयन्तेड्य- 
मानानि सर्वदा? इस श्रुतिका अर्थ 
किया जाता है | जब पिताके द्वारा 
रे जाकर सात अन्न अलग-अलग 
भोक्ताओको बाँटे गये थे, तभीसे वे 
सर्वदा---निरन्‍्तर उन भोक्ताओद्वारा 
खाये जा रहे हैं, क्योकि उन अन्नोंके 
कारण ही उनकी स्थिति है । $तक 
बस्तुका क्षय होना उचित ही है, अत 
उनका भी क्षय होना युक्तियुक्त ही है। 


च्राह्मण ५ | 


शाडरमभाष्पार्थ 


३२३ 


कर न <320 ८-७ प्का--23%- नक>73 न्या(:.:, न्या:> 3 नया 23७ व्याई2 पाई <०3७ नया, आई >2 


न च तानि क्षीयमाणानि, जगतो- 
उविश्रष्रूपेणैवायसानदरशनात्‌ । 
भवितव्य॑ चाक्षयकारणेन; तस्मा- 
त्कस्मात्पुनस्तानि न क्षीयन्त इति 
प्रश्न । 

तस्पेदं॑ प्रतिवचनम्‌-- पुरुषो 
वा अक्षिति/ । यथासो पूर्वमन्ना- 
नां सशसीत्पिता मेघया जाया- 


दिसम्बद्धेन च पाह्डूकर्मणा भोक्ता | 
| प्रकार जिन्हें वे अन्न दिये गये हैं वे 


च, तथा येभ्यो दत्तान्यन्नानि 
तेषपि तेपामन्नानां भोक्तारो5पि 
सनन्‍्तः पितर एवं) मेघया तपसा 
च्‌ यतो जनयन्ति तान्यन्नानि । 
गया का कल ७ और 

तदेतदमिधीयते पुरुषो वे योज्न्ना- 
नां भोक्ता सोउक्षितिरक्षयहेतुः । 


कथमयाक्षितित्वम्‌ | इत्युच्यते- 


स हि यस्मादिदं भ्रज्यमानं सप्त- 
विध॑ कार्यकरणलक्षणं क्रियाफला- 
त्मक॑ पुनः पुनर्भूयों भूयो जनयत 
उत्पादयति घिया घिया तत्तत्काल- 


भाविन्या तया तया प्रज्ञया। करमे- 


किन्तु वे क्षय होते नहीं जान पडते, 
क्योंकि ससार अक्षयरूपसे ही स्थित 
दिखायी देता है। उनके इस अक्षय- 
का कोई कारण होना चाहिये; 
अत" यह ग्रश्न होता है कि वे क्षीण 
क्यों नहीं होते । 


इसका उत्तर यह है--पपुरुषो 
वा अक्षिति:ः | जिस प्रकार पहले 
यह पिता विज्ञन और ख्री आदिके 
सम्बन्धसे होनेवाले पाडू-कर्मदारा 
अन्नोंका रचयिता और भोक्ता था, उसी 


भी उन अन्नोंके भोक्ता होते हुए भी 
उनके पिता ही हैं, क्योकि वे भी 
विज्ञान और कर्मके द्वारा उन अन्नोको 
उत्पन्न करते हैं | इसीसे यह कहा 
जाता है कि पुरुष, जो अन्नोका 
भोक्ता है, वह अक्षिति यानी उनके 


अक्षयका कारण है। 


उसका अक्षितित्व किस प्रकार 
है ? सो बतल्यया जाता है--क्योकि 
वह इस खाये जानेवाले कार्य-करण- 
रूप एवं कर्मफलात्मक सात प्रकार- 
के अन्नको पुनः-पुन --वार-बार 
“घिया वियाः--तत्तत्‌ कालल्‍्मे होने- 
वार्ला तत्तदुद्वेसि और कर्मों यानी 


३९७ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
बस फ व्याद ८2 नई ८2 न्या:>: 22% बाई कर नया 2८232 व्याए ०-2: न्याई >:2:%- न्याई < >> ब्याई 2७७ नह < 2-2 0७ नह), 
मिश्र वाइमनःकायचेष्टिते); यद्यदि | वाकू, मन और शरीरकी चेष्टाओंसे 
हु उत्पन्न कर देता है | यदि वह इस 
उपयुक्त सप्तविध अन्नकों विज्ञन और 
कमेके द्वारा एक क्षण भी उत्पन्न न 
करे, तो निरन्तर खाये जानेके कारण 
वह विच्छिन्न यानी क्षीण हो जाय | 
तत्येन क्षीयेत ह । तस्माद्यथैवायं | अत:जिस प्रकार वह पुरुष अनोंका 
। निरन्तर भोक्ता है, उसी प्रकार अपनी 
बुद्धि और कर्मके अनुसार उन्हे 
उत्पन्न भी करता है | अत, निरन्तर 
कर्ता होनेके कारण पुरुष अक्षिति 
है । इसीसे निरन्तर खाये जानेपर 
भी वे अन्न क्षीण नहीं होते--ऐसा 


ह यद्येतत्सप्तविधमन्नमुक्त क्षुण- 
मात्रमपि न कुर्यास्पज्ञया कमंमिश्र, 





ततो विच्छिद्येत ध्ज्यमानत्वात्सा- 


पुरुषो भोक्ता अन्नानां नेरन्तर्येण, 
यथाप्रज्ञ यथाकरम च करोत्यपि । 
तस्मात्पुरुषोक्षितिः सातत्येन क- 
तेत्वात्‌ । तस्माद्‌ अज्यमानान्य- 


प्यज्नानि न क्षीयन्त इत्यथः । | इसका तात्पर्य है । 


अतः प्रज्ञा और क्रियासे लक्षित 
परम्परापर आरूढ़ हो साध्य तथा 
साधनरूपसे वर्तमान एवं कर्मका 
फलमभूत यह सम्पूण जड-चेतनमय 
ससार क्षणिक, अशुद्भ, असार, 
नदीके प्रवाह और दीपककी ज्योतिके 
समान [ अस्थिर ], कदलीस्तम्भके 
समान असार तथा फेन, झगठृष्णा- 
व्धत्वात्क्षणिकोज्शुद्वोड्सारो नदी- | जल और खप्तादिके समान असत्य 
होकर भी, जिनकी दृष्टि इसमें आसक्त 

स्रोतःप्रदीपसन्तानकल्प! कदली- | है, उन बहिर्मुख छोगोंको ही अबि- 
कीर्यमाण (स्थिर ), नित्य और 

सतम्भवद्सारः फेनमायाम्रीच्य- | साखान-सा दिखायी देता है, क्योंकि 


अतः ग्रज्ञाक्रियालक्षणप्रबन्धा- 
रूढ। सर्वों लोक! साध्यसाधन- 
लक्षण: क्रियाफलात्मकः संहता- 


नेकप्राणिकमंवासनासन्तानावष्ट- 


ब्राह्मण ५ ] 


शाड्ूरभाप्यार्थ 


ब्रज 


ब्याई 20७. यई< 2: नाई 3230७. जाई 2८230: "वाई ५2४७, चाई->:- 2७- नाई ६-2: व्याई८2 2 व्याई २:23 व्यद>:23%, या >72%, नर “72, 


म्मःखमादिसमस्तदात्मगतदृष्टी- 
नामविकीयमाणो नित्यः सारवा- 
निव लक्ष्यते | 
तदेतद्वैराग्यार्थमुच्यते--धिया 
धिया जनयते कममियंद्धेतन्न 
कुर्यात्क्षीयेत हेति--विरक्तानां 
हस्मागइझविद्या आरूधव्या चतु- 
थैप्रमुखेणेति । 
यो वेतामक्षितिं वेदेति; 
वक्ष्यमाणान्यपि त्री- 
प्यत्नान्यस्मिन्नवसरे 
व्याख्यातान्येवेति क्ृत्वा तेपां 


उप[सनफलम्‌ 


याथात्म्यविज्ञानफलमुपसंहियते-- 
यो वा एताम्‌ अक्षितिम्र्‌ अक्षयहेतु 
यथोक्त वेद, पुरुषो वा अक्षितिः 
स हीदम्न॑ धिया धिया जनयते 
कमभियेद्धेतन्न कुर्यासक्षीयेत हेति । 


हा श 


सोउन्नमत्ति प्रतीकेनेत्यस्यार्थ 


९.......................ल..€ल€ु.ु.ु3> ने. ऑल चन तति->-न 


परस्पर मिलकर रहनेवाले नाना 
प्राणियोंके अनन्त कर्मों एवं उनकी 
वासनाओंकी परम्परासे आबद्ध हो 
सुस्थिर जान पडता है । 


उससे वैराग्य करानेके लिये ही 
श्रुति ऐसा कहती है--'घिया विया 
जनयते कर्मभिययद्धेतन्न कुर्याव्क्षीयेत 
इत्यादि । जो इससे विरक्त है, उन्हीं- 
के लिये [ इस उपनिपद्के ] चौथे 
अध्यायसे लेकर ब्रह्मत्रि्या आरम्म 
करनी है। 


थयो वैतामक्षिति वेद! इस मन्त्रसे, 
आगे कहे जानेवाले तीन अन्नोकी 
भी इस समय व्याख्या कर दी गयी 
है--ऐेसा मानकर उनके यथार्थ 
स्वरूपके विज्ञानके फठका उपसहार 
क्या जाता है---जो भी इस अक्षिति 
अर्थात्‌ ऊपर बतलाये हुए अक्षयके 
हेतुको कि पुरुष ही अक्षिति है, 
वही तत्तदुद्धि और कमेंसे इस 
अन्नको उत्पन्न करता है, यदि वह 
उत्पन्न न करे तो यह निश्चय क्षीण हो 
जाय” ऐसा जानता है, [वह प्रतीकके 
द्वारा अन्न भक्षण करता है ]। 

अब॒ 'सोउन्नमत्ति ग्रतीकेन! 


इस श्रुतिका अर्थ कहा जाता है-- 


उच्यते--झुख मुख्यत्व॑ प्राधान्य- | छंख--मुख्यत्व अर्थात्‌ आवान्यक् 


;२६ बृहदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय १ 
जया , आए 2: च्याई>: 20% नई >-2 पक च्याई > प व्यद >---- नया >>, नाई 22७ हा: कक जाई 22७ व्य>- क न्यक >- 
मित्येतत्‌ । ग्राधान्येनेवान्नानां कहते है । जो पुरुष अन्नोंके 
पितुः पुरुषस्याक्षितित्वं यो चेद पिता कप अक्षिति्र जानता 

' हैं, वह प्रत् ही अन्न 
सोअन्नमत्ति नान्नं प्रति गुणभूतः अ्न्षण करता है, अनके प्रति 
गोण होकर नहीं । अज्ञानीकी 
नी .. ; तरह ज्ञानवान्‌ अन्नोका आत्ममूत 
नामात्मभत/ भाक्तव सवात, न नहीं होता, वह भोक्ता ही रहता है, 
भोज्यतामापच्चते | स देवानपि- | भोज्यताको प्राप्त नहीं होता | तथा 
'स देवानपिगच्छति स ऊर्जमुपजीवतिः 
वह “देवानपिगच्छति? ---देवात्मभाव- 
नपिगच्छति देवात्मभाव॑ ग्रति- को प्राप्त होता है और ऊर्ज यानी 


पद्चते; ऊर्जमम्रतं चोपजीबतीति “की उपजीबी होता है-- ऐसा 
| जो कहा है वह उसकी प्रशसा हैं, 


यदुक्त सा प्रशंसा, नापूर्वा्थों | इसका कोई दूसरा अपूर्व अर्थ नहीं 
ध्योज्स्ति ॥ २॥ | है॥२॥ 
५:५४ 9१९५०५- 
आत्माके लिये तीन अब और उनका आध्यात्मिक विवेचन 
पाडुस्य करमंणः फलभूतानि पाड्ुकमके फलभूत जिन तीन 
यानि तीष्यन्नान्युपक्षिप्तानि तानि | 'नोका ऊपर उल्लेख किया गया है 


कार्यत्वादिस्तीर्ण विषयत्वात्व॒ पूर्वे- न कार्य तथा विस्तीर्ण विषयसे सम्बद्ध 
होनेके कारण पूर्वोक्त अन्नोसे अलग 


भ्योअलनेम्यः पथगुत्कृशनि, तेषां और उनकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं । 
व्याख्यानार्थ उत्तरो ग्रन्थ आ उनकी व्याख्याके लिये इस आ्राह्मण- 
ब्राह्मणपरिसमाप्तेः । की समाप्तिपर्यन्त आगेका ग्रन्थ है--- 


त्रीण्यात्मने'कुरुतेति मनो बाचं प्राणं तान्यात्मने- 
$क्ुछुतान्यत्रमना अभूव॑ नादशेमन्यत्रमना अभूव॑ नाश्रोष- 


सन्‌ । यथाज्ञो न तथा विद्वानन्ना- 


गच्छति स ऊजेम्ुपजीवति, देवा- 


ब्राह्मण ५ ] शादइरमभाप्याव ३२७ 
च्यक 2720७: न 7:७० न्याद(- कक न्य “7" 2४० च्यक.2030 व्यापक चार 522७ “का 72) बाई 2: व्या ८ 7४ चथ २-2, व 


मिति मनसा होव पहयति मनसा शणोति। कामः 
सझ्लूल्पो विविकित्सा श्रद्श्रद्यधृतिरधृतिहर्धीर्मीरित्ये- 
तत्सव मन एवं तस्मादपि पृष्ठत उपस्पृष्ठे मनसा विजा- 
नाति यः कश्न शब्दों वागेव सा। एपा ह्न्तमायत्तेषा 
हि न प्राणोप्पानों व्यान उदानः समानोपन इत्ये- 
तत्सब प्राण एवेतन्मयों वा अयमात्मा वाब्ययों मनोमयः 
आणमयः ॥ ३ ॥ 

उतने तीन अन्न अपने लिये किये अर्थात्‌ मत, वाणी और ग्राण इन्हे 
उसने अपने डिये किया | “मेरा मन अन्यत्र था, इसलिये मेने नहीं देखा, 
मेरा मत अस्यत्र था, इसठिये मेने नहीं सुना? [ ऐसा जो मनुष्य कहता है, 
इसमे निश्चय होता हे कि ] वह मनसे ही देखता है और मनसे ही सुनता 
हैं | काम, सकन्‍्य, सशय, श्रद्वा, अश्नद्वा, ध्ृति ( धारणशक्ति ), अधृति, 
लजा, बुद्धि, भय-ये सत्र मन ही है । इसीसे पीछेसे स्पर्श किये जानेपर 
मनुष्य मनसे जान लेता दे | जो कुछ भी शब्द है, वह वाक्‌ ही है, 
क्योंकि यह अभिषेयके पर्यवसानमे अनुगत है, इसलिये प्रकाश्य नहीं है । 
प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान और अन-ये सब ग्राण ही हैं | यह 
आत्मा ( शरीर ) एतन्मय अर्थात्‌ बाच्यय, मनोमय और प्राणमय ही है ॥३॥ 


त्रीण्यात्मनेष्कुरु्तेति.. को- त्रीण्यात्मनेडकुरुत” इस मन्त्रका 
क्या अर्थ है, सो बतलाया जाता 


प्‌ न 
च्स्य ५ त्युच्य च्द्द कि बाद णा 
रु इत्युच्यते | मत गिका ॥। 
एतानि त्रीण्यन्नानि। तानि मनो |, हैं, उन मन, प्राण और वाकको 
शक $ हक ७ 
बाचं ग्राणं चात्मने आत्माथ- | बिताने प्रथम उत्पन्न कर उन्हें अपने 
मकुरुत-कृतवान्‌ सृष्ठा आदो पिता | लिये नियत किया । 


३३० 


वृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


'कृन्मनो नाम नास्ति तहिं त्व- 
ड्यात्रेण कुतों विवेकग्रतिपत्तिः 
स्यात्‌ १ यत्तद्विवेकग्रतिपत्तिकार- 
णम्) तन्‍्मनः । 

अस्ति तावन्मनः, खरूप॑ च 
तस्याधिगतम्‌ । त्रीण्यन्नानोह 
फलभूतानि कमणां मनोवाक्‍प्रा- 
णाख्यानि अध्यात्ममधिभूतमधि- 
देव॑ च व्याचिझ्यासितानि । तत्र 
आध्यात्मिकानां वाद्यन/प्राणानां 
सनो व्याख्यातम्‌ । अथेदानीं 


करनेवाला मन नहीं है, तो त्वचामात्र- 
से ऐसा विवेक ज्ञान कैसे हो सकता 
है * जो उस विवेकज्ञानका कारण 
है, वही मन है | 

अत, साराश यह हैं कि मन है 
और उसका स्वरूप भी ज्ञात हो 
गया | यहाँ कर्मोके फलमभूत मन, 
वाक्‌ और ग्राणसज्ञक अध्यात्म, 
अधिभूत और अधिदेव तीन अन्नोंकी 
व्याख्या करनी है | उनमेंसे 
आध्यात्मिक वाक्‌, मन और ग्राणे- 
मेंसे मनकी व्याख्या तो कर दी 
गयी | अब वाकका वर्णन का 


है, इसलिये आरम्भ किया जाता है- 


वावक्तव्येत्यारम्भ+-- 
यः कथ्व लोके शब्दों ध्यनि-| लोकमें प्राणियोंद्वारा ताढ आदि 
वाड्निरूपणम्‌ स्ताव्वादिव्यइस्यः | होनेवाला जितना भी हा 
हु प्राणिमिवर्णादिल- |. नानी ध्वनि है तथा बा 


या मेघादिके कारण होनेवाला और 
क्षण इतरो वा वादित्रमेघादि शीतल: को हाव्द हैं; पहं संब वो 


निमित्तः सर्वो ध्वनिवंगिव सा | | ही है | यह तो वाक॒का स्वरूप 
हद तावढ्ाचः खरूपप्रुक्तम्‌ || बतलाया गया | अब उसका कार्य 
अथ तस्याः कार्यमरुच्यते-एवा | डया जाता है--कयोंकि यह 
वाक्‌ अन्त---अमिषेयावसान अथांत्‌ 

वाग्धि यस्मादन्तमभिधेयावसान- | 
हि अमिषेय-निर्णयके आयत्त यानी 
ममिधेयनिणयमायत्तानुगता। अनुगत है, किन्तु यह अभिवेयके 
एपा पुनः खय॑ नामिधेयवत्म- | समान स्वयं प्रकाश्य नहीं है, यह 


त्राक्षोण ५ ] शाप रभाप्यारथ ३३१ 
7 (लक «कब जप0 ३5० ०३० < ० ०८० ८८0 ६०. (200. २3... 
कादया अभिषेयग्रकाशिकेय, प्र- ! तो अभिषेयको प्रकाशित करनेवाली 
शश्मासदीपॉदियोत ने 5 तक कादिता समान 
! यह प्रकाशस्वख्या ही है | दीपकादि: 

श्रदापादप्रफकाशः प्रकाशान्त का प्रकाश किसी अन्य प्रकाशसे 
रेण प्रफाइयते, तदडाकप्रकाशि- | प्रकाशित नहीं होता | अतः उसके 
कैय खयं न प्रफाव्येत्यनवखां | न ताक भी अकाशिका ही 
हैं, वह स्वय किसीके द्वारा प्रकाश्या 

श्रुतिः परिहरति--एपा हि न; नहीं है--इस प्रकार श्रुति अनवस्था- 
प्रकाश्या । प्रकाशकत्यमेव वाच | दोपकी निवत्ति करती है, क्योकि यह 
बाक्‌ ग्रकाश्या नहीं है | तात्पय यह है 
कि प्रकाशकत्व ही वाकका कार्य है। 
अथ आण उच्यते--श्राणों | अब ग्राणका वर्णन किया जाता 
है--प्राय--मुख और नासिकामे 

मुखनासिकासश्ार्या | सचार करनेवाढी जो [वायुकी ] 
हृदयबृत्तिः प्रणयना- | हृदयपर्यन्त बृत्ति है, वह प्रणयन 
( बहिगमन )के कारण प्राण कहलाती 

त्याणः अपनयनान्मृत्रपुरीपादे- | है, अपन--मल-मरत्रादिको नीचेकी 
ओर ले जानेके कारण वायुकी जो 

रपानो5थोबृत्तिरनामिस्यान/..| नामिस्थानतक रहनेवाली अधोवृत्ति 
है, वह अपान है, व्यान--व्यायमन- 

* व्यानों व्यायमनकर्मा व्यानः, | क्र्मा व्यान है, यह प्राण और 
अपानकी सन्धि है तथा बलकी 

. आ्राणापानयोः सन्धिर्वीयवत्कमे- | अपेक्षा रखनेवाले कर्मोका कारण 
है, उदान--जो उत्करष ( पुष्टि ) 

: हैतुश; उदान उत्कर्षोर्ष्चंगमना- | और ऊर्ष्बगमन (ग्राणोत्कमण) 
आदिका हेतु है तथा जिसका पादतल- 
से लेकर मस्तकपर्यन्त « हे 


कायामत्यथः | 


प्राणनिरूपणस्‌ 


: दिद्देतुरापादतलमस्तकस्थान 


३३२ 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


ब्कॉकट, नाई 2: न्यास वयई >> ब्याई २८2 ब्याई 2८० व्याई 272): ज्याई 24% “या 2; नया: बयई372%, नई, 


ऊध्यवृत्ति,. समानः सम 
नयनाद्‌ स्क्तस्य पीतसय च कोष्ठ- 
स्थानोउ्न्पक्ता/ अन इत्येपां 
वृत्तिविशेषाणां सामान्यभूता सामा- 
न्यदेहचेशमिसम्बन्धिनी बृत्ति; 
एवं यथोक्त प्राणादिशृत्तिजातमेत- 
स्सवे श्राण एवं | 

प्राण इति ब्त्तिमानाध्यात्मि- 
को5न उक्तः । कर्म चास्य वृत्ति- 
भेदप्रदश्शनेनेव॒व्याख्यातम््‌ 
व्याख्यातान्याध्यात्मिकानि मनो- 
वाक्प्राणाख्यान्यन्नानि । एतन्मय 
एतद्विकारः ग्राजापत्येरेतेवाडानः- 
प्राणेरारूघः। कोउ्सो $ अय॑ कार्य- 
करणसझ्जत आत्मा पिण्ड आत्म- 
खरूपत्वेनाभिमतो5विवेकिभिः 
अविशेषेणेतन्मय इत्युक्तस्य विशेषेण 
वाद्ययों मनोमयः ग्राणमय इति 
स्फुटीकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 


ऊपरकी ओर गति है वह उदान है, 
समान--खाये-पीये पदार्थोका समी- 
करण करनेके कारण अन्नको 
पचानेवाछा उदरस्थ वायु समान है, 
अन--यह इन  विशेषदृत्तियोंकी 
सामान्यभत तथा देहकी सामान्य 
चेश्ासे सम्बन्ध रखनेवाली बृत्ति है, 
इस प्रकार यह उपर्युक्त प्राणादि 
समस्त वृत्तिसमुदाय प्राण ही है। 
प्राण इस शब्दसे वृत्तिमान्‌ 
आध्यात्मिक अन ( वायु ) कहा गया 
है। इसके कर्मकी व्याख्या तो इसके 
वृत्तिमेदके प्रदर्शनसे ही कर दी 
गयी | इस प्रकार मन, वाक्‌ और 
प्राणसज्षक आध्यात्मिक अन्नोंकी 
व्याख्या की गयी | यह एतन्मयं-- 
इनका विकार अथात्‌ इन प्राजापल 
वाक, मन और प्राणोसे आख्थ है। 
यह कौन * यह जो भूत और इच्दियो- 
का संघात आत्मा यानी पिण्ड है, 
जो अविवेकियोद्ारा आत्मललरूपसे 
माना गया है | 
'एुतन्मय:”? इस प्रकार कहे हुएको ही 
धवास्य्य, मनोमय एवं ग्राणमय! ऐसा 
कहकर स्पष्ट किया गया है ॥ ३॥ 


९५४८९१४३१२०७८०- 
आत्मार्थ अन्रोंका आधिभौतिक विस्तार 


तेषामेव ग्राजापत्यानामन्नाना- 


उन्हीं प्राजापत्य अन्नोका आवि- 


माधिमोतिको विस्तारोडमिधीयते- | भौतिक विस्तार कहा जाता है-- 


ब्राह्मण ५ ] शादरभाष्याथ ३३३ 
नकद: च्याक 72७, “्य-2% न्यक --2७ व्या:+-४% व्याई (२ व्याद>- 0 व्याई 2) नया 2 आई -- कक 3:2:9 पाई: 0 


त्रयो छोका एत एवं वागेवायं लोको मनोएन्तरिक्ष- 


लोकः प्राणोए्सी लोक ॥ 8 ॥ 
तीनो लोक ये ही हैं | वाक्‌ ही यह लोक है, मन अन्तरिक्षलोक है. 
ओर ग्राण वह ( खर्ग ) लोक है ॥ 9 ॥ 
त्रयों लोका भूरवः खरित्या- भू:, भुवः और ख.' नामक तीनों 
लोक ये वाकू , मन और प्राण ही 
रझया एत एव घपाद्यनःप्राणा॥ है | उनका विशेषरूप इस प्रकार 
, है--वाक्‌ ही यह लोक है, मन 
। अन्तरिक्षकोक है और प्राण वह 
उन्तरिक्षषोक,ग्राणोसो लोकः॥७॥ ( स्वगे ) ठोक है ॥ 9 ॥ 
५५०९. 5४6&९८८- 
तथा-- |. इसी प्रकार-- 
त्रयो वेदा एत एवं वागेवग्वंदी मनो यजुबदः 
प्राण: सामवेदः ॥ ५॥ देवाः पितरों मनुष्या एत एवं 
बागेव देवा मनः पितरः प्राणो मनुष्याः ॥ ६॥ पिता 


माता प्रजेत एवं मन एव पिता वाद्याता प्राणः प्रजा॥»॥ 
तीनो वेद ये ही है | वाक्‌ ही ऋग्वेद है, मन यजुर्वेद है और प्राण 
सामवेद है ||७॥| देवता, पितृगण और मनुष्य ये ही हैं। वाक्‌ ही देवता हैं, 
मन पितृगण है और प्राण मनुष्य है || ६ | पिता, माता और प्रजा ये ही 
हैं | मन ही पिता है, वाक्‌ माता है. और ग्राण ग्रजा है ॥७॥ 
न्र्यो चेदा इत्यादीनि वाक्या- | ब>त्रयो बेदाः इत्यादि वाक्योका 
नि ऋज्वर्थानि ॥ ५-७॥ अर्थ सरल है ॥ ५-७ ॥ 
“#हर्किघ2०- 


तत्र विशेयों वागेबार्य लोकः, मनो- 


३३७ 


चहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय * 


न. न (2, व्यट>:2%, ब्य>ट2फ व्यो्ट >:2%- का ८० नक(>:० ४० यवा<3 2, व्यय <०:-:%- ना ८2), व्याफ, 
विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एवं यत्तकिद्व 
विज्ञातं वाचस्तद्र॒पं बाग्धि विज्ञाता वागेनं तह्ूत्वावति ॥८॥ 
विज्ञात, विजिज्ञास्य और अविज्ञात ये ही हैं । जो कुछ बिज्ञात है 

वह वाकका रूप है, वाक्‌ ही विज्ञाता है, वाक्‌ इस (अपने ज्ञाता ) की 


विज्ञत होकर रक्षा करती है ॥८॥ 
विज्ञातं विजिज्ञा्यमविज्ञात- 
मेत एवं । तत्र विशेषः--झयत्किश्व 


विज्ञातं विस्पष्ट ज्ञातं वाचस्तद्रपम्‌। 


तत्र खबमेव हेतुमाह--वाम्धि 


विज्ञाता प्रकाशात्मकत्वात्‌ | कथम- 
विज्ञाता भवेद्‌ यान्यानपि विज्ञा- 
पयति “वाचेव सम्राइवन्धुः अज्ञा- 
यते” (४।१२) इति हि वक्ष्यति | 

वाम्विशेषविद इद फलसुच्य- 
ते--वागेवेनं यथोक्तवाग्विभूति- 


विदं तहिज्ञातं भृत्वा अवति पाल- 


यति, विज्ञातरूपेणेवास्थान्न॑ भोज्यतां 


प्रतिपद्यत इत्यथः ॥८॥ 


|. विज्ञात, व्िजिज्ञास्य और अकिात 
| ये ही है । उनका विशेषरूप इस 
! प्रकार है--जो कुछ विज्ञात-- 
| विस्पटरूपसे ज्ञात है, वह वाक्‌का 
रूप है | उसमे श्रुति स्वय ही हेतु 
बतलाती है---प्रकाशस्व॒रूप होनेके 
' कारण बाक्‌ ही विज्ञाता है | जो 
दूसरोको विज्ञापित करती है, वह 
स्वयं किस ग्रकार अविज्ञात हो सकती 
है | “हे सम्राट्‌ ! वाणीसे ही 
| बन्धुकी पहचान होती है” ऐसा 
आगे चलकर श्रुति कहेगी भी | 
वाककी विशेषताकों जाननेवाले- 
के लिये यह फल बतलाया जाता 
है---बाक्‌ ही इसका--उपर्युत 
वाकूकी विभूतिको जाननेवालिका 
उसकी विज्ञात होकर अबन यानी पालन 
करती है, भर्थात्‌ वह विज्ञातरूपे 
ही इसका अन्न होती यानी भोज्यता- 
| को ग्राप्त होती है | ८ ॥ 





>००5४४१६--.... 


च्राह्मण ५ ] शाइरभाष्यार्थ ३३५ 
ने... व्य-॥७ आई 7७ व्याइ--20७ “का >:22क- न्याई >-.% व्योद--ऋ न्याई-- 2 ५७ याइ( ०-2), नह: जया 4७ व्यापक को: ८०) 
तथा ॥. वन 
यत्किद्च विजिज्ञास्यं मनसस्तद्ग॒ुपं मनो हि विजि- 
ज्ञास्यं मन एन तद्भूत्वावति ॥ & ॥ 
जो कुछ विजिज्ञास्य है, वह मनका रूप है | मन ही विजिज्ञास्य है | 
मन विजिज्ञास्य होकर इसकी रक्षा करता है ॥९॥ 





यत्किश्व विजिज्ञास्यम्) विस्प्ट | जो छुछ विजिज्ञास्य यानी विस्पष्ट 
जाननेके लिये इष्ट है, वह सब मनका 
हि . . | रूप है, क्योंकि मन ही सन्देहयोग्य 
मनसा हूपमु। मेनां 66 | सरूपवाला होनेके कारण विजिज्ञास्य 
यस्मात्सन्दिद्यमानाकारत्वादि- | है | पहलेहीके समान मनकी 
जिज्ञासयम्‌ । पूर्ववन्मनोविभूति- विभूतिको जाननेवालेका फछ बतलाया 
8 है जाता है--मन उसका विजिकज्ञास्य 
विदः फलम्‌>मन एन तहि- होकर उसकी रक्षा करा है, 
जिज्ञास्य॑ भृत्वा अवति विजिज्ञास्य- | अर्थात्‌ वह विजिज्ञास्य-खरूपसे ही 
खरूपणवान्नत्वमापदते ।। ९॥ | उसके अनल्वको ग्राप्त होता है ॥९॥ 


ज्ञातुमिं विजिज्ञास्यम) तत्सवे 


22 
तथा-- | तब 
यत्किद्वाविज्ञातं प्राणस्य तद्ूपं प्राणो छविज्ञातः 
प्राण एनं तद्भूत्वावति ॥ १० ॥ 
जो कुछ अनिज्ञान है, वह प्राणका रूप है | ग्राण ही अविज्ञात है। 
प्राण अविज्ञत होकर इसकीः रक्षा करता है ॥१०॥ 


यत्किश्वाविज्ञातं विज्ञानागोचर॑ | जो कुछ अविज्ञात यानी विज्ञान- 
* नच सन्दिद्यमानम्‌ | प्राणस्स तदू- | का अविषय है---केवछ सन्देहयोग्य 
ही नहीं है--व रूप है; 


३३६ बृहदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय ! 
जे 2; ब्याज मे: 24, जा :22%, ना: 2४, चाई ८-2 व्याद 2-40 व्याई >> जाई: ज्याए: 2-2 (2:29 नह 


रूपम॒; प्राणो ह्मविज्ञातोअविज्ञातरूपों | आ्राण ही अविज्ञात है, क्योंकि 


हि 


विज्ञातविजिज्ञास्याविज्ञातभेदेन 


यस्मात्माणोडनिरुक्तश्रुतेः | 


वाद्यन/प्राणविभागे खिते त्रयो 
लोका इत्यादयों वाचनिका एवं । 
सत्र विज्ञातादिरूपदर्शनाइचना- 
देव नियमः स्मतंव्यः । 

प्राण एन तद्धूत्या अवृति-अवि- 
ज्ञातरूपेणेवास्य ग्राणोउन्न॑ भवती- 
त्यथेः | शिष्यपुत्रादिभिः सन्दिद्य- 
मानाविज्ञातोपकारा अप्याचार्य- 
पित्रादयों दश्यन्ते। तथा मनः- 


ग्राणयोरपि सन्दिद्यमानाविज्ञात- 
योरन्नत्वोपपत्तिः ॥ १०॥ 


अनिरुक्त-श्रुतिसे ग्राण अविज्ञातरूप 
ही है । इस प्रकार विज्ञात, विजिज्ञाल 
और अविज्ञातमेदसे वाक्‌, मन और 
प्राणका विभाग निश्चित हो जानेपर 
त्रयों छोका:? इत्यादे निर्देश केवल 
वाचनिक ( वचनसे ग्राप्त ) ही है | 
सर्वत्र विज्ञातादिका ही रूप देखा 
जाता है, अत, इनका नियम श्रुति- 
वचनसे ही माना जाता है | 


प्राण तद्रप होकर इसकी रक्षा 
करता है, अर्थात्‌ ग्राण अविज्ञात- 
रूपसे ही इसका अन्न होता है |# 
जिनके उपकारके विषयमें शिष्य एव 
पुत्रादिको सन्‍्देह और अज्ञान रूता 
है, ऐसे गुरु और पिता भदि 
[ लोकमें ] देखे जाते हैं. । इसी 
प्रकार सन्दिह्ममान और अविज्ञात मद 
एवं प्राणका भी अन्न होना सम्भव 
है॥ १०॥ 


“नस 
आत्मार्थ अन्नोंका आधिदेषिक जि्स्तार 


व्याख्यातो वाझयनःप्राणानामा- 





[ इस प्रकार ] वाकू, मन और 


प्राणके आधिभौतिक विस्तारकी 
४ ल 


% यदि कहो कि अविज्ञात रहते हुए प्राण किस प्रकार उपकारक हो सकता 
है तो इसके लिये आगे लिखी बातपर ध्यान देना चाहिये । 


ब्राह्मण ५ ] 


शाहरभाष्याथ 


३२७ 


नई बा), व्याई 7-2: व्या>:क ्याद 2: पक प्यई<>- क- व्याई 20७ व्याई:20% जका>: 2 व्याई ०८), नहाने ना, 


धिभीतिको विस्तार; | अथायमा- | व्याख्या तो कर दी गयी, अब 


धिदेविकार्थ आरम्भ+-- 


यहॉँसे आधिदेविक विषय आरम्भ 


किया जाता है-- 


तस्ये वाचः पृथिवी शरीरं ज्योतीरूपमयमशिस्त- 
द्यावत्येव वाक्तावती प्थिवी तावानयमप्निः ॥ ११॥ 

उस वाकका प्ृथित्री शरीर है और यह अग्नि ज्योतीरूप है। तहाँ 

जितनी वाक्‌ है, उतनी ही पृथिवी है और उतना ही यह अग्नि है॥११॥ 


तस्ये तस्या। वाचः ग्रजापते- 
रनत्वेन प्रस्तुतायाः पृथिवी शरीर 
बाह्य आधारः, ज्योतीरूप॑ प्रकाशा- 
त्मक करणं पथिव्या आधेयभूत- 
मयं पाथिवोउग्निः | छिरूपा हि 


प्रजापतेबाक-कार्यमाधारोअ्प्रकाश 


करण॑ चाधेयं प्रकाश॥ तदुभय॑ 
पृथिव्यत्री वागेव ग्रजापतेः | 


तत्तत्र यावत्येव यावत्परिमा- 
णेव अध्यात्माधिमृतमेदमिन्ना 
सती वाग्भवति, तत्र सर्वत्र 
आधारत्वेन प्रथिवी व्यवस्थिता, 
तावत्येव भवति कार्यभृता; 
तावानयमश्नि, आधेय। करणरूपों 
ज्योतीरूपेण  प्रथिवीमनुग्रविष्ट- 


बृू० उ० 3४३--४४-- 


प्रजापतिके अनरूपसे प्रस्तुत हुए 
उस वाक्‌का प्रथिवी शरीर यानी 
वाह्य आधार है तथा प्रथिवीका 
आधेयभूत यह पाथिव अग्नि उसका 
ज्योतीरूप यानी प्रकाशात्मक करण 
है | प्रजापतिकी वाक्‌ दो प्रकारकी 
है-( १) कार्य, आधार और 
अप्रकाशरूप तथा (२) करण, 
आधेय और प्रकाशरूप; वे दोनो 
पृथिवी और अप्नि ग्रजापतिकी वाक्‌ 
ही हैं । 

उनमें जितनी अर्थात्‌ जितने 
परिमाणवाली अध्यात्म और अधिमूत 
भेदोंसे मिन्न होनेवाली वाक्‌ है, उसमें 
सर्वत्र उसके आधाररूपसे व्यवस्थित 
कार्यमूता पृथिवी भी उतनी ही है; 
तथा उतना ही भमप्नि है, अर्थात्‌ 
ज्योतीरूपसे पृथिवीमें अनुप्रविष्ट 
आधेय और करणरूप अम्नि भी 


३३८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
ब्ा2फ्र- वन्य का सेट पक व्याई 3 नई न, ब्यज८2 व्याई (ये फ, नाई ८, कई >> व्याद 3८० डक व्यय >> डक 


स्तावानेव भवति । समानपझु- | उतना ही है। आगेके पर्यायोमें भी 
त्तम्‌ ॥ ११॥ ऐसा ही समझना चाहिये ॥११॥ 
८-8 -- 

इन्द्ररूप प्राणकी उत्पत्ति और उत्तकी उपासनाक्रा फल 

अथेतस्य मनसो दोः शरीरं ज्योतीरूपमसावादि- 
त्यस्तयावदेव मनस्तावती योस्‍्ताबानसाबादित्यस्तों 
मिथुन< समेतां ततः प्राणोजजायत स इन्द्रः स एषो- 
(सपल्नों द्वितीयो वे सपल्लो नास्य सपत्नों भबति य एवं 
वेद ॥ १२॥ 


तथा इस मनका युलोक शरीर है, ज्योतीरूप वह आदित्य है, तहाँ 
जितना मन है, उतना ही चुलोक और उतना ही वह आदित्य है | वे 
( आदित्य और अप्नि ) मिथुन ( पारस्परिक संसर्ग ) को ग्राप्त हुए | तब 
प्राण उत्पन्न हुआ । वह इन्द्र है और वह असपक्न-शन्रुहीन है, दूसरा 
[ अर्थात्‌ प्रतिपक्षी ] ही सपन्न होता है। जो ऐसा जानता है, उसका 
सपक्न नहीं होता ॥ १२ ॥ 


अथैतस ग्राजापत्यान्नोक्तस्यैच | तथा ग्राजापत्य अन्नरूपसे कहे 
मनसो द्योद्युलोक। शरीर कार्य- | है इस मनका दो:---बुलोक शरीर- 
माधार,, ज्योतीरूप॑ करणमाधे- | अ्रत आधार है और है 
योप्तावादित्य/ तत्तव यावेत्यः आदित्य ज्योतीरूप--करण या 
५. कि आधेय है | उनमे जितना परिमाण- 
रिम्ाणमेव अध्यात्ममधिभूतं वा बार लेऑम औएअमियत गत है 
मनस्तावती ताबद्विस्तारा तावत्प- | उतना--उतने विस्ताखाल्य अर्थात 
रिमाणा सनसो ज्योतीरूपस्य | उतने ही परिमाणवाल्य मनके ज्योती- 
करणस्य आधारत्वेन व्यवस्थिता | रूप यानी करणके आधारखूपसे 


त्राह्मण ५ ] 


शाइरभाष्याथे 


बे३े९, 


ब्याज च्याए>..७, व्या>क चकए>: 2: व्याद ०-2 च्याए ८) फ् न्याई _> पक ब्याई> पऋ- च्यई 22 नया >- ् बाई 3८, व्यापमं: पक. 


दो), तावानसावादित्यों ज्योती- 
रूप करणमाधेयम्र्‌ | 

तावग्न्यादित्यो. वाद्यनसे 
आधिदेविके मातापितरो, मिथुन 
मेथुन्यमितरेतरसंपर्ग समेतां सम- 
गच्छेताम्‌ । 'मनसा आदित्येन 
ग्रस्नत॑ पित्रा, वाचाग्रिना मात्रा 
प्रकाशितं कम करिष्यामि! इति, 
अन्तरा रोदस्योः । ततस्तयोरेव 
सद्गभमनात्पाणों वायुरजायत परि- 
स्पन्दाय कर्मेणे । 

यो जात स इन्द्रः परमेश्वर; 
न केवलमिन्द्र एवासपत्नोडविद्य- 
मानः सपत्नो यस्थ; का पुनः 
सपल्नो नाम १ ह्वितीयों वे श्रति- 
पक्षत्वेनोपगतः स ठ्वितीयः सपत्न 


व्यवस्थित युलोक है तथा उतना ही 
वह ज्योतीरूप-करण यानी आधेय 
आदित्य है । 

वे अग्नि और आदित्य अर्थात्‌ 
आधविदेबिक वाक्‌ू और मन माता- 
पिता है, वे दोनो मिथुन अर्थात्‌ 
एक दूसरेके साथ ससर्गको प्राप्त 
हुए | 'पितृस्थानीय आदित्यरूप मनसे 
प्रसूत और मातृस्थानीय अग्निरूप 
वाणीसे प्रकाशित कर्म करूँगा? ऐसे 
अभिगप्रायसे पृथ्वी और ब्ुलोकके बीच 
उन दोनोका समागम हुआ | तब 
उन्हींके समागमसे परिस्पिन्द ( चेष्टा ) 
रूप कर्मके लिये प्राण यानी वायु 
हुआ |# 
. जो उत्पन्न हुआ वह इन्द्र- 
परमेश्वर था । वह केवल इन्द्र ही 
नहीं था, असपत्ष अर्थात्‌ जिसका 
कोई सपक्ष न हो--ऐसा भी था | 
किन्तु सपत्ष किसे कहते है ? द्वितीय 
अर्थात्‌ जो ग्रतिपक्षमात्रको प्राप्त हो 
वह दूसरा व्यक्ति ही सपक्ष कहलाता 


इत्युच्यते । तेन ह्वितीयत्वेडपि | है। अत. वाक्‌ और मन उससे अन्य 





% ऊपर “मन यह इसका आत्मा है; वाक्‌ जाया है और प्राण प्रजा है? 
इस प्रकार अध्यात्मरूपसे तथा 'मन पिता है, वाक्‌ माता है और प्राण प्रजा है? 
इस प्रकार अधिभूतरूपसे प्राणको मन और वाऊकी प्रजा बतल्यया है | इसी प्रकार 
यहाँ अधिदैवरूपसे भी उसे उनकी प्रजा बतलानेके लिये यह सब कहा गया है। 


३४० बहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय * 
3:2५. ६2722 ८८-2७ का -.0७ यई<:29७ जा व व्या>7७, व्यान20 ब>:29, वर: बट क 
सति वाइमनसे न सपत्त्वं | होनेपर भी उसके सपक्नलवको प्राप्त 


भजेते, ग्राणं प्रति गुणमावोपगते | यों दें । वे तो अध्यात्म मन और 
त्ममि 2 | वाकके समान प्राणके प्रति गौणलवको 
एव हि ते अध्यात्ममिव । के आ हग 


तत्र प्रासडद्धिकासपत्रविज्ञान- | तहां प्रसड्ग्राप्त असपक्नविज्ञानका 


फलमिदम्‌-नास्य विदुपः सपत्नः | हि यह है-जो इस ग्रकार उपर्युक्त 
305 3 ,._ , ग्राणो असपत्न जानता है, उस 
अंतयद्षा भतरात, ये एवं यथाक्त | बद्वानका कोई सपत्न यानी प्रतिपक्षी 
ग्रागमसपत्न॑ वेद ॥ १२॥ । नहीं होता ॥ १२॥ 
-८०५ ४57... 
आत्मार्थ अन्नोंकी अन्तवान्‌ और अनन्तरूपसे उपासना करनेक्ा फ़ल 


अथैतस्थ प्राणस्यापः दरीरं ज्योतीरूपमसो चन्द्र- 
स्तयावानेव प्राणस्तावत्य आपस्तावानसों चन्द्रस्त एते 
से एवं समा सर्वेपनन्ताः स यो हैतानन्तवत उपास्ते- 
$न्तवन्त< स लोक जयत्यथ यो हैताननन्तानुपास्तेप्नन्‍्त* 
स लोक जयति ॥ १३ ॥ 


तथा इस ग्राणका जल शरीर है, वह चन्द्रमा ज्योतीरूप है। तहाँ 
जितना प्राण है, उतना ही जल है और उतना ही वह चन्द्रमा है। वे ये 
सभी समान हैं और सभी अनन्त हैं | जो कोई इन्हें अन्तवान्‌ समझकर 
उपासना करता है, वह अन्तवान्‌ लोकपर जय ग्राप्त करता है और जो हें 
अनन्त समझकर उपासना करता है वह अनन्त लछोकपर जय ग्राप्त करता 
है ॥ १३॥ 
अयैतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्या- |. तथा इस असस्नग्राप्त प्रजापतिक 
अन्नरूप प्राणका, अभी प्रजारूपसे 
जस्य प्राणस्स, न प्रजोक्तस्थान- | बतछाये हुए प्राणका नहीं, जे 


ब्राह्मण ५ ] 


शाहइरसाष्याथे 


२७१ 


न्तरनिदिष्टय, आपः शरीर कार्य 
करणाधारः, पूवज्ज्योतीरूपमसों 


शरीर--कार्य अर्थात्‌ करणका 
आधार है तथा पूर्ववत्‌ वह चन्द्रमा 


चन्द्रः | तत्र यावानेव प्राणों याव- | अपीरूप है | वहाँ जितना प्राण 


त्परिमाणोथ्ध्यात्मादि भेदेष॒, 
तावद्व्याप्तिमत्य आपः तावत्परि- 
माणा॥ तधवानसो चन्द्रोड्याघेय- 
स्ताखप्खनुप्रविष्ट. करणभूतो- 
ध्ध्यात्ममधिभूत॑ च तावद्नयाप्ति- 
मानेव | तान्येतानि पिन्रा पा- 
डेल कर्मणा सृष्टानि त्रीण्य- 
न्लानि वाडदानभग्राणारूयानि | 
अध्यात्ममधिभूतं॑ च जगत्समस्त- 
मेतेव्याप्रप्) नेतेम्योज्न्यद्तिरिक्तं 
किश्विदर्ति कार्यात्मक॑करणा- 
त्मक॑ वा। समस्तानि त्वेतानि 
प्रजापतिः । 

त एते वाद्यन/प्राणाः सर्वे 
एवं समास्तुल्या व्याप्तिमन्तो 
यावत्माणिगोचरं साध्यात्माधिभूत॑ 
व्याप्य व्यवखिताः । अत एवा- 
नन्‍ता यावत्संसारभाविनों हि ते । 
न॒ हि कार्यकरणग्रत्याख्यानेन 
संसारोज्वगम्यते । कार्यकरणा- 
त्मका हि व इत्युक्तम्‌ । 


अर्थात्‌ अध्यात्मादि भेदोमे जितने 
परिमाणवात्म ग्राण है, उतनी व्याप्ति- 
वाला अर्थात्‌ उतने ही परिमाणवाल 
जल है और उतना ही वह जल्के 
आधेय-उस जलूमे अनुप्रविष्ठ उसका 
करणभूत अध्यात्म और अधिभूत 
चन्द्रमा है, वह भी उतनी ही 
व्याप्तिवाल है | ये ही वे पिताके 
द्वारा पाड्ुकर्मसे रचे हुए वाक्‌, मन 
और ग्राणसज्ञक तीन अन्न हैं | सारा 
अध्यात्म और अधिभूत जगत्‌ इनसे 
व्याप्त है | इनसे भिन्न कार्य और 
करणरूप कोई भी पदार्थ नहीं है । 
ये सब [ मिलकर ] ही प्रजापति है। 

वे ये वाक्‌, मन और ग्राण सब 
समान अर्थात्‌ तुल्य व्याप्तिवाले ही 
हैं | अध्यात्म और अधिभूतके सहित 
जितना भी प्राणियोंका विषय है, ये 
उस सबको व्याप्त करके स्थित हैं। 
अतः ये अनन्त हैं अर्थात्‌ संसारकी 
स्थितिपर्यन्त रहनेवाले हैं; क्योंकि 
कार्य और करणको छोडकर संसार 
अन्य कुछ नहीं जाना जाता और 
यह कहा ही जा चुका है कि ये 


कार्य-करणरूप हैं । 


३छ२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
नई १5६ केक, आई >2)% न: न्यट<८2%, व्यर्< न 2७ "ई<-:2:2७. चई>:2:% "या >:..2- चई< ०:28 बा ० नई लटक, 
स यः कथिद्‌ 'हैतान्प्रजापते- | जो कोई ग्रजापतिके खरूपम्रत 
ग इन सबको अन्‍्तवान्‌--परिष्छिन 
रात्मभूतानन्तवतः परिच्छिन्नान- | रे हा 
है ...._ | समझकर अब्यात्म या अधिमतरूपसे 
ध्यात्मरूपेण वा अधिभूतरूपेण उपासना करता है, वह तो उस 
वोपास्ते, स च तदुपासनानुरूपमेव | उपासनाके अनुरूप फछ अन्तवान्‌ 
लोकको ही जीतता है | अर्थात्‌ वह 
दि हि परिच्छिन्नरूपसे ही उत्पन्न होता है, 
भूतो भवतीत्यर्थः | अथ पुनर्यों | जो इन्हे अनन्त--सर्वात्मक-- 
हैताननन्तान्सर्वात्मकास्सर्वप्रा- | “का गरणियोके आत्मबूत अथाद 


हि ६ अपरिच्छिनरूपसे उपासना करता है, 
त्मभूतान्‌ अपरिच्छिन्नानुपास्ते | ह अनन्त छोकपर ही विजय प्रात 
सोड्नन्तमेव लोक॑ जयति ॥२३॥ 








फलमन्तवन्तं लोक॑ जयति, परि- 


करता है ॥१३॥ 
स्ल्फ्े्््ल्फ्ट ब्रा 
तीन अनरूप ग्रजापतिका पोड्शकल सवत्सररूपसे ।निर्देश 


पिताने पाड्कर्मले सात अन्नोको 
उत्पन्न कर उन अपने लिये 
सूष्ठा त्रीष्यन्नान्यात्मारथमकरो- | कर उनमेंसे तीन अप हक 
हि हे निश्चिः किये---यह ऊपर कहाँ 
दित्युक्तम्‌ । तान्येतानि पाह्नू- गया | पाड्ुकर्मके फठभूत उन 
कमफलभूतानि व्याख्यातानि । | अन्नोकी व्याख्या कर दी गयी। 
तत्र कथ पुनः पाह्नस्य कर्मणः | नये वे पाहुकर्मके कह किस 

के प्रकार हैं ? सो बतलाया जाता 
फलमेतानि १ इति उच्यते-- है---क्योकि उन तीन अन्नोमें भी 


यस्मात्तेष्वपि त्रिष्वन्नेष पाड्ड- | पाता देखी जाती है [ इसलिये वे 
म पाडू हैं ], कारण, बित्त और कर्मकी 

तावगम्यते 
” वित्तकमणोरपि तत्र भी उनमे सम्भावना है। उनमें 


सम्भवात्‌। तत्र पृथिव्यत्नी माता, | प्रथिवी और अम्नि माता हैं, चुडोक 





पिता पाइ्नेन कर्मणा सप्तान्नानि 





हैँ 


ब्राह्मण ५ ] शाइरमाष्याथ ३७३ 
ब्यव2)%, "पर्द:--2 0७ चना डक नाई ८2% व्यापक न्याई 2८2 ऋ- च्याई 2: ७, व्याई न पक पाई पक व्याद न: प्यार. 
दिवादित्यी पिता । योज्यमन- | और आदित्य पिता हैं, इन दोनोके 

बीचमे जो यह ग्राण है, वह प्रजा 
योरनन्‍्तरा प्राणः, स गजेति व्या- | है--यह तो ऊपर व्याख्या की जा 
चुकी है। अब उनमें वित्त और 
ख्यातम। तत्र वित्तकर्मणी | कर्मकी सम्भावना दिखानी है, 
इसलिये आगेका ग्रन्थ आरम्म किया 
सम्भावयितव्ये इत्यारम्म/--_ | जाता है-- 
स एप संवत्सरः ' प्रजापतिः षोडशकलस्तस्य 
रात्रय एवं पद्भदश कला धरुवेवासर्य षोडशी कला स 
रात्रिमिरेवा च पूर्यतेषप च क्षीयते सो।मावास्या< रात्रिमेतया 
पोडरया कलया सबेमिदं प्राणभ्दनुप्रविद्य ततः प्रात- 
जायते तस्मादेता« रात्रि प्राणभ्वतः प्राणं न विव्छिन्यादपि 
कृकलासस्यैतस्था एवं देवताया अपचित्ये॥ १४ ॥ 
वह यह ( तीन अन्नरूप ) संवत्सर प्रजापति सोलह कछाओवाला 
है | उसकी रात्रियाँ ही पन्द्रह कला हैं, इसकी सोलह॒वीं कला ध्रुव (नित्य) 
ही है | वह रात्रियोंके द्वारा ही [ झुह्लपक्षमें ] इद्धिको प्राप्त होता है तथा 
[ कृष्णपक्षमें ] क्षीण होता है | अमावास्थाकी रात्रिमें वह इस सोलहवीं 
कलासे। इन सब ग्राणियोमे अनुग्रविष्ट हो फिर [ दूसरे दिन ] प्रात काढमें 
उत्पन्न होता है | अत: इस सात्रिमे किसी ग्राणीके ग्राणका विच्छेद न करे, 
यहॉतक कि इसी देवताकी पूजाके लिये [ इस रात्रिमें ] गिरगिंटक्रे भी ग्राण 
नले॥१४॥ 
स एप संवत्सर/-योउ्यं | 'स एप संवत्सर ः--यहाँ जिस 
अल व नकल) अन्नन्रयरूप प्रजापतिका प्रसन्न है, 
जात्ता तजायात प्रछृत, स एप | सका सवत्सररूपसे विशेषत 


संवत्सरात्मना विशेषतो निर्दिश्यते। निर्देश किया जाता है | वह यह 


३७४ 


बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


गधे पाई: न्याय, न्याई न प नया (2 नई २2% व्याई ०-२ बाई 272 नह ८ व्याद >>, व्याई ०-2 व्यास, 


पोडशकल॥. पोडश कला 
अवयवा अस्य सोज्यं पोडशकलः 
संवत्सरः संव॒त्सरात्मा कालरूपः | 
तस्य च कालात्मनः प्रजापतेः 
रात्रय एवाहोरात्राणि, तिथय इत्य- 
(७ जे नित्येव 
थे) पश्चरशकऋलाः । भ्रुवव निर 
व्यवस्थिता अस्य ग्रजापते; 


पोडशी षोठणानां पूरणी कला। । 


स रात्रिभिरेव तिथिमिः कलोक्ता- 


सवत्सर---सबत्सरात्मा अर्थात्‌ काल- 
रूप प्रजापति पोडशकछ है, जिसकी 
पोडश (सोलह ) कलाएँ अर्थात्‌ 
अवयव हों, उसे पोडशकल कहते हैं। 

उस कालखरूप प्रजापतिकी 
रात्रिया--अहोरात्र अर्थात्‌ तिथियाँ 
ही एन्द्रह कलाएँ हैं तथा इस 
प्रजापतिकी सोलह॒वीं अर्थात्‌ सोलह 
सख्याकी पूर्ति करनेवाली कला 
ध्रुत्वा---नित्य व्यवस्थिता ही है | वह 
| रत्रियो अर्थात्‌ कलारूपसे कही हुई 


तिथियोसे ही पूर्ण और अपक्षीण 


भिरापूरयते चापक्षीयते च । ग्रति- ' होता है | वह चन्द्रमा प्रजापति 


पदाद्याभिहिं चन्द्रमाः प्रजापतिः 
गुक्॒पक्ष आपूर्यते कलाभिरुपचीय- 
मानाभिवेधते यावत्सम्पूर्णमण्डलः 
पोणमास्याम््‌ । तामिरेवापचीय- 
सानाभिः कलामिरपक्षीयते कृष्ण- 
पक्षे यावद्‌ भ्रुवेका कला व्यवखिता 
अमावास्थायाम्‌ । 

स प्रजापतिः कालात्मा अमा- 
वास्याममावाखायां रात्रि रात्रो या 
व्यवखिता ध्रुवा कलोक्ता एतया 
पोडश्या कलया सर्व्मिदं ग्राण- 


शुक्रपक्षमें प्रतिपद्‌ आदि तिथियोंसे 
बढता है, वह बढती हुई कलाओसे 
तबतक बढता रहता है, जबतक कि 
पूर्णणासीको पूर्णमण्डलाकार न हो 
जाय, तथा क्षीण होती हुई उन्हीं 
कल्ाओंके द्वारा कृष्णपक्षमें तबतक 
क्रमश, क्षीण होता जाता है, जबतक 
कि अमावास्थामें एक ध्रुवा कछा ही 
शेष न रह जाय | 

वह काल्खरूप प्रजापति, 'अमावार्ाँ 
रात्रिमः---अमावास्थामें रातके समय 
जो एक ऊपर बतढायी हुई ध्रुव 
नामकी कला रहती है, उस सोलहर्वी 
कलाके द्वारा इन समस्त प्रा 


ब्राह्मण ५ | 


शाइरमाष्याथे 


३७४० 


ब्यर्ड<ट;क प्याद 22% "याई2:23% बहरई 2), व्यकर ० ७७ व्य्ध ८ ्याई 2: 2:% चार >> पक <:2 ;७ न्यह<:० ५७, या <:> क्या व पक 


भृत्माणिजातमनुम्॒विश्य यदपः 
पिबति यज्चोषधीरश्षाति तत्सवमेव 
ओषघध्यात्मना सर्व व्याप्यामावा 
सां रात्रिमवश्थाय ततोड्परेद्य 
प्रातर्जायते द्वितीयया कलया 
संयुक्त+ | 

एवं पाइगत्मकोज्सी प्रजापतिः। 
दिवादित्यी मन। पिता; 
पृथिव्यम्नी वाग्जाया माता; तयोश्र 
प्राणः प्रजा । चान्द्रम्यस्तिथयः 
कला वित्तम/उपचयापचय"धमित्वा- 
द्वित्तवत्‌। तासां च कलानां काला- 
वयवानां जगत्परिणामहेतुत्व॑ कमे। 
एयमेष कृत्ख प्रजापति! “जाया 
मे स्ादथ श्रजायेयाथ वित्त मे 
स्थादथ कम कुर्वीय” (ब्यु० उ० 
१।४ । १७) इत्येषणानुरूप 
एवं पाझ्स्य कमेंण। फलभूतः 
संवृत्तः | कारणानुविधायि हि काये- 
मिति लोकेडपि खितिः । 

यस्मादेष॒ चन्द्र एतां सात्रि 
सर्वेप्राणिजातमलुप्रविष्टे  ध्रुवया 


कलया बतंते, तस्माड्वेतोरेताम- 


अर्थात्‌ प्राणिसमुदायमें अनुग्रवेश कर 
जो जल पीता है और जो ओषधि 
खाता है, उन समीमें ओषधिरूपसे 
व्याप्त हो अमावास्याकी रात्रिमे स्थित 
रह दूसरे दिन ग्रात काल द्वितीय 
कलासे सयुक्त होकर उत्पन्न होता है । 

इस प्रकार यह प्रजापति पाड्ूरूप 
है | बुलोक, आदित्य और मन 
पिता हैं, प्रथिवी, अग्नि और वाक्‌ 
जाया--माता हैं, उन दोनों माता- 
पिताओकी प्रजा प्राण है | चन्द्रमा- 
की तिथियाँ यानी कढाएँ वित्त हैं, 
क्योकि वे वित्तके समान वृद्धि और 
हासरूप धर्मवाली हैं | तथा उन 
कालावयवरूप कलाओंका जगत्‌के 
परिणाममें हेतु होना कम है । इस 
प्रकार यह सम्पूर्ण प्रजापति “परे 
जाया हो, फिर मैं प्रजारूपसे उत्पन्न 
होऊँ; मेरे घन हो, फिर मैं कर्म 
करूँ?” इस प्रकारकी एषणाके अनुरूप 
ही पाड्डुकर्मका फलमूत हो जाता 
है | लोकमें भी ऐसी ही स्थिति है 
कि कार्य कारणका अनुवर्ती होता है। 

क्योकि इस रात्रिमे यह चन्द्रमा 
अपनी धुवा कछके सहित समत्त 
प्राणिससुदायमें अलुप्रविष्ट होकर 


वियमान रहता है, इसलिये इस 


३४६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
3 वि > वि 2, ओम बदओ + कट. न >> मी >> विद 2 पदक > शक 2 किक 
मावायां रात्रि प्राणभ्ृतः प्राणिनः | अमावास्थाकी रात्रिमें प्राणवरारी यानी 
ली प्राणीके ग्राणका विच्छेद न करे 
प्राण ने वाबच्लन्यात्पाणन न॑। अर्थात्‌ ग्राणीकों न मारे | यहॉतक 


प्रमापयेदित्येतत/अपि कृकलासस्थ। , कि गिरगिठके भी प्राण न छें। 
| गिरगिट पापी प्राणी है, इसलिये 


कृूकलासा [ह पापात्मा यह सोचकर कि यह देखनेसे भी 

खमावेनेत्र हिंखते ग्राणिमिदष्रों- | अमहृल्रूप है, प्राणी खभावसे ही 

रन | ब्से मार डालते है |. यहाँ उसकी 
भी हिसाका निषेध किया है ] | 


ननु प्रतिषिद्षेव ग्राणिहिंसा | जझड्डा--परन्तु “अहिसन्‌ सर्व 
)) 

/अहिसन्‌ सर्व भूतान्यन्यत्र | भूतान्यन्यत्र तीर्थेम्य ५" इस 2 
रे अनुसार ॒हिसा सामान्यत, 
0 <।१५ लि 
58 20 206 7, प्रतिषिद्ध ही है । [ फिर यहाँ उसका 


इति। अलग प्रतिषेघ क्यो किया गया * ] 
बाढ़ ग्रतिपिद्धा, तथापि नामा- | समाघान--हाँ, प्रतिषिद्र है, 
तथापि यहाँ जो श्रुतिका कथन है 
वास्याया अन्यत्र प्रतिग्रसवार्थ | वह अमावास्यासे भिन्न समयमें सत्र 
प्राणियोंकी अथवा केवछ गिरगिटकी 
वचन हिंसायाः कृकलासबिषये | हिसाका ग्रतिग्रसव ( विशेष विधान) 
| करनेके लिये नहीं है, तो फिर किस 
वा/कि तहि ; एतस्याः सोमदेवताया| उद्देश्ससे है ? इस सोम देवताकी 
अपचिति अर्थात्‌ पूजाके ढिये ही 

अपचित्यै पूजाथथम्‌ ॥१४॥ [ यह कथन ] है# ॥| १० ॥ 


# यहाँ यह शड्जा होती है--श्रुतिमें सभी प्राणियोंकी हिंसाका निषेध करनेके 
लिये “अहिंसन्‌ सर्वभूतानि! यह सामान्य वचन है | इसके रहते हुए जो यहाँ 
“अमावास्थाकी रातमें गिरगिटतकका प्राण न ले? यह विशेष वचन श्रुतिमें कहा 
गया; इससे यह ध्वनि निकलती है कि अमावास्याके सिवा अन्य तिथियोंमें सभी 














ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्याथे ३४७ 
कर्ट० ०७ "८ न्याई 2: 2:2७ «का <-2 पक च्याइ: 2 क्या कक ना ५2८29. व्याई 22% जाई (>>, ब्या "7 नए ८2.0, टन 


अन्ोपासक ही पोडशकल संवत्सर ग्रजापाति है 
यो वे स संवत्सरः प्रजापतिः षोडशकलोप्यमेव 
स योः्यमेबंवित्पुरुषस्तस्य वित्तमेव पद्चद्श कला आत्मे- 
वास्य कप ८५ जज (९ अप 
वास्य षोडशी कला स वित्तनेवा च पूर्यतेष्प च क्षीयते 
तदेतन्नभ्यं यद्यमात्मा प्रधिवित्त तस्माय्ग्यपि सबेज्यानिं 


जीयत आत्मना चेज्जीवति प्रधिनागादित्येवाहु; ॥ १५॥ 
जो भी यह सोलह क्ओंवाछा सवत्सर प्रजापति है, वह यही है 
जो कि इस प्रकार जाननेवाला पुरुष है | वित्त ही उसकी पन्द्रह कहाएँ 
हैं. तथा आत्मा ( शरीर ) ही उसकी सोलहबीं कला है। वह वित्तसे ही वढता और 
क्षीण होता है | यह जो आत्मा ( पिण्ड ) है, वह नम्य ( रथचक्रकी 
नाभिरूप ) है और वित्त प्रधि ( रथचक्रका बाहरका घेरा--नेमि ) है। 
इसश्यि यदि पुरुष सर्वस्वहरणके कारण हासको प्राप्त हो जाय, किन्तु 
शरीरसे जीवित रहे, तो यही कहते हैं. कि केत्र७ प्रविसे ही क्षीण 
हुआ है ॥ १० | 
यो वे परोक्षाभिह्ितः संवत्सरः | जो भी सोलह कलाओवाल 
संवत्सर प्रजापति परोक्षरूपसे कहा 
८5 किक बिके] उसे अत्यन्त किस रे 
प्रजापतिः पोडशकलः स नेवात्य- | गया है, उसे अत्यन्त परोक्ष ही नहीं 
प्राणियोंकी अथवा केवछ गिरगिटकी हिसा की जा सकती है। ऐसी दशार्म पूर्वोक्त 
सामान्य वचनसे विरोध होगा । यद्यपि विधिकी अपेक्षा निषिधवचन बलवान होते 
हैं, तथापि सामान्य निपेघकी अपेक्षा विशेष विधि ही बल्वान्‌ होता है। इसलिये 
पूर्वोक्त सामान्य निपेधको बाधकर इस विशेष वचनकी प्रद्नत्ति होनेसि अमावास्थासे 
अन्यत्र दिसाक्ा प्रतिप्रछव ( विशेष विधान ) सिद्ध हो जायगा । निषेधके बाधक 
विधिको 'प्रतिप्रसब' कहते हैँ । उक्त शड्भाका समाधान करते हुए भाष्यकार कहते 
हैं--यहों यह श्रुतिका विशेष वचन सोमदेवताकी पूजा करनेके लिये है “अर्थात्‌ 
अमाबास्थाकी रातमें सभी प्राणियोमें सोमदेवता व्याप्त रहते हैं; इसलिये उस दिन 
किसी भी प्राणीको दुःख न दे” यह कहकर यहाँ सोमदेवका सम्मान किया गया है, 
इससे हिसाका प्रतिप्रसव ( विशेष विधान ) समझना भूल है । 





३४८ बृहदारण्यको पनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्यावर नाई: नाई 3:22 व्याई>:2+क ना ८2% व्याए<>:22%, व्याई 2, “2, का >:2% व्या 2, व 2 
न्‍्तं परोक्षो मन्तव्य), यस्मादय- | मानना चाहिये, क्योंकि वह प्रत्यक्ष 
मेव स प्रत्यक्ष उपलभ्यते । को- | यही उपलब्ध होता है | वह यह 
उसावयम्‌ ? यो यथोक्त उ्यन्नात्मकं | कौन है *-जो उपर्युक्त अनत्रयरूप 
ग्रजापतिमात्मभूतं वेत्ति स एवं- | आत्मभूत प्रजापतिको जानता है, वह 
पुरुषः । इस प्रकार जाननेवाला पुरुष । 


केन सामान्येन प्रजापतिरिति। वह किस समानताके कारण 
प्रजापाते हैँ, सा वतलाया जाता 

तदुच्यते--तस्पैवंबिद 
कि 50 अ है-उस इस प्रकार जाननेबाले 


गवादावत्तमंव पश्चदश कला । पुरुषकी गौ आदि वित्त ही पनन्‍्द्रह 
उपचयाषचयधर्मित्वात्‌; तद्विच- एँ है, क्योंकि वें वित्त इद्ि 
. । हास घमंत्राल है ओर कम भी उस 
साध्य च कम | तस्य इत्खताये | दित्तते ही साव्य है#। उसकी 
आत्मच [पण्ड एवासय वदुषः | पूर्णताके लिये इस विद्वान॒का आत्मा 
पोडशी कला धरुवस्थानीया | स॒ ' नंगी पिण्ड ही धुबस्थानीया सोलह 
चुनते कला है। वह चन्द्रमाके समान 
न्द्रवद्चित्तेनेवापूयते चापक्षीयते ' उसे ही बढता और अपक्षीण होता 
च--तदेतछोके अ्सिद्धमू। | है---यह छोकमें प्रसिद्ध है । 
तदेतन्न+्यम्‌, नास्ये हित॑ नम्य॑ | वह यह नम्य है, 'नाम्यै हितम! 
अथवा 'नाभिम्‌ अर्हति? इस व्युत्पत्ति- 
नामिं वा अहंतीति । कि तत्‌ १ | के अडुसारजो नामिके लिये हितरूप 
अथवा नामिकी योग्यता रखता हो 
उसे ध्नम्यः अर्थात्‌ चक्रका मध्य 
भाग कहते हैं | वह कौन ? यह जो 
रा आत्मा अर्थात्‌ पिण्ड है | वित्त 
त्त परिवारखानीयं बाह्यं चक्र- | प्रधि यानी बाह्य परिवाररूप है, जैसे 


यदय॑ योअ्यमात्मा पिण्हः । प्रधि- 





# अर्थात्‌ जिस प्रकार जगत्‌का बिपरिणाम चन्द्रमाकी कलाओंसे साध्य है 
उसी प्रकार जगत्‌का समस्त कार्य वित्तसे साध्य है। 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्याथे २७९० 
ऑप्टि -८६9० पक, आर 9 ५८2 बस ७ आफ. बा(+ पक, आ+2 चर 


स्पेवारनेम्यादि । तस्माद्रच्रपि | कि पहियेके अरे और नेमि आदि | 


सप ५ अत: यद्यपि सर्वज्यानि--सव्वेखाप- 
संवेज्यानिं णं है 
ज्यानिं स्ेस्थापहरणं जीयते नि पर निंटो जता_< 


हीयते र्लानिं प्राम्ोति, आत्मना | 'शनिको प्राप्त हो जाता है, तथापि 
हि छह यदि वह चक्रकी नाभिस्थानीय अपने 
चक्रनाभिख्ानीयेन चेच्यदि जीवति| ३ह॒पिण्डसे जीवित है तो छोग यही 
प्रधिना बाह्येत परिवारेणाय- | कहते हैं कि यह प्रधि यानी बाह्य 
परिवारसे चछ्य गया अर्थात्‌ क्षीण 
हो गया, जिस प्रकार कि अरे और 
विम्नक्तमेवमाहुः । जीवंश्रेद्‌ अरने-  नेमिसे रहित चक्र | तात्पर्य यह है 
कि यदि वह जीवित रहता है तो 
रथकी नेमिरूप धनसे फिर भी बृद्धि- 
इत्यभिग्रायः ॥१५॥ को ग्राप्त हो जाता है ॥ १५॥ 


मगात्क्षीणोज्यं यथा चक्रमरनेमि- 
मिखानीयेन वित्तेन पुनरुपचीयत 


(22:55. 
लोकत्रयकी प्राप्िके सापन तथा देवलोककी उत्कष्टवाका वर्णव 


एवं पाझ्लेन देववित्तविद्या-| इस प्रकार दैववित्त और विद्या- 
संयुक्तेन कमंणा त्यज्नात्मकः प्रजा- | 'ककमके द्वारा अजापति 
०6 हे । अन्नत्रयरूप है---इसकी व्याख्या 
पतिभवतीति व्याख्यातम्‌ | अन- , ६२ दी गयी | उसके पीछे पसिवार- 


न्तरं च जायादिवित्तं परिवारखा- : स्थानीय ली आदि कित्तका वर्णन 
नीयमित्युक्तम्‌ | तत्र पुत्र॒कमो पर- | किया गया । वहाँ पुत्र, कर्म और 


23000 » | अपरवियाका सामान्यरूपसे छोक- 
विद्यान लाकआप्तसाधनत्वमात्र प्रापिमें 
विद्यानां की ग्राप्तिमं साधन होनामात्र विदित होता 


सामान्येनावगतम्‌, न पुत्रादीनां | है, पुत्रादिका लोकप्रापिरूप फलके 
लोकपग्राप्तिफलं प्रति विशेषसम्धन्ध- | अति विशेष सम्बन्ध होनेका नियम 
नियम्नः । सोज्य॑ पुत्रादीनां साध- नहीं जान पड़ता । बह पुत्रादि 


३५० वृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
न्या्ड2, व्य>-फ, चर्ध:-29. की) प्र न्य >:2: ब्याई न कक "या 3८2 पक न्याक > ८ व्यद ८2: व्कर >-2 पक नाई 2-2 चार >: 
नानां साध्यविशेषसम्बन्धों वक्तव्य| साधनोका साथ्यविशेषोके साथ 
सम्बन्ध॒ वतलछाना है--इसीडिये 

इत्युच्रकण्डिका प्रणीयते--._ आगेकी कण्डिका रची जाती है-- 
अथ त्रयो वाव लछोका मनुष्यछोकः पितृलोको 
देवलोक इति सो(यं मनुष्यछोकः पुत्रेणेब जय्यों नान्येन 
न ८ ० ३ हे भ्े 

कमणा कर्मणा पितृलोको विद्यया देवलोकों देवलोको वे 


लोकाना< श्रेष्ठस्तस्माद्वियां प्रश<सन्ति ॥ १६ ॥ 
अथ मनुष्यछोक, पितृलोक और देवकोक---ये ही तीन छोक है। 
वह यह मनुष्यछोक पुत्रके द्वारा ही जीता जा सकता है, किसी अन्य 
कर्मसे नहीं | तथा पितृलेक कर्मले और देवछोक विद्यासे जीते जा सकते 
हैं | लोकोंमें देवलोक ही श्रेष्ठ है, इसलिये विद्याकी प्रशसा करते हैं ॥१६॥ 
अथेति वाक्पोपन्यासाथ! |, “अथः यह शब्द वाक्यारममके 
त्रय/, वावेत्यवधारणार्थः | त्रय , हिये है। लयो बाव' इसमें थार 


क्तसाधन निश्चयार्थक् है। शास्रोक्त साधनसे 
एवं शाक्तोक्तसाधनाहा लोकाः 
2 का ' ग्राप्त होने योग्य तीन ही लोक हैं, 


न्यूना नाधिका वा । के ते इ्त्यु- ' इससे कम है, न अधिक | वे 
च्यते-मनुष्यलोकः पित॒लोको | कौन-से हैं ? सो बतलाये जाते हैं-- 
देवलोक इति। मनुष्यलोक, पितृल्षेक और देवलोक | 


तेषां सोज्य मनुष्यलोकः पुत्रे-,. उनमें वह यह मलुष्यलोक 
पुत्ररूप साधनके द्वारा ही जीता जा 
सकने योग्य, जीतनेके लायक अर्थात्‌ 
साध्य ( प्राप्त करने योग्य) है । वह 
पुत्रद्वारा किस प्रकार ग्राप्तव्य है, सो 
न्येन कर्मणा, विद्या वेति आगे बतलावेंगे । किछ्ती अन्य को 
अथवा विदासे नहीं | यहाँ 'वियया वा 


वाक्यशेषः । (अथवा विद्यासे ) यह वाक्यशेष है । 


णेव साधनेन जस्यों जेतव्यः 
साध्य/--यथा च ॒ पुत्रेण जेत- 
व्यस्तथोत्तरत्र॒वक्ष्यामः/--ना- 








प्राद्मण ५ ] 


[३०] < ४७ (४ ७३ 


शादरभापष्यां ५२ 


ज्या-.ेक जाए: >>. जकक 0 “पक अयक...2क अ->. 0७ व्यक_. ८2४5 <<४ <5"5 ८ 
चक... कर 2.8 व्यू < ८7 व्यक->क व्यक (2७० व्यकर पक ब्याज पत 


कमंणा भम्मिहोत्रादिलक्षणेन 
केवलेन पिठ॒लोकों जेतवब्यों -न 
पुत्रण नापि विद्यगा | विद्यया 
देवलोको न पुत्रेण नापि कमणा। 

देवलोफो वे लोकानां त्रयाणां 
श्रेष्ठः प्रशस्वतमः । तस्मात्तत्सा- 
धनत्वादियां प्रशंमन्ति || १६॥ 


>> 


। अग्निहोत्रादिरष केब्रछ क्मसे 
| वितुओेक जीतनेयोग्य है--पुत्रसे 
, अथवा वियासे नही | तथा विद्यासे 
। देवजेक प्राप्त होनेयोग्य है---पुत्रसे 
अथवा करम्मसे नहीं । 
तीनो लोकाम देबलोंक ही श्रेष्ठ 
यानी सबत्रसे अधिक प्रशसनीय हैं। 
अत उसका साथन होनेसे विद्याकी 


; प्रशसा करते हैं ॥ १६ ॥ 


>>“ 


>> २ 


सम्प्रतिकमं ओर उतस्तका परिणाम 


एवं साध्यलोकत्रयफेलभेदेन 
विनियुक्तानि पुत्रकर्मविद्याख्यानि 
त्रीणि साथनानि। जाया तु पुत्र- 
कमाथत्यान्न प्रथक्साधनमिति 
भडनाभिहिता । चित्त च कर्म- 
साधथनत्वान्न पृथक्साथनप्‌ | 
विद्याकर्मणो लेकिजयहेतु त्व॑ 
खात्मप्रतिला भेनेत्र 
प्रसिद्धम्‌ । पुत्रस्य त्वक्रियात्मक- 
त्वास्फेन प्रकारेंण लोकजयहेतु- 
त्वमिति न ज्ञायते । अतस्तद्वक्त- 
व्यमित्यथानन्तरमारमभ्यते--- 


भवतीति 


इस प्रकार पुत्रकर्म और विद्या- 
सज्ञक तीन साधनोका उनके साध्य 
लोकत्रयरूप फलके भेदसे वरिनियोग 
किया गया । सी तो पुत्र और कर्मके 
लिये ही होनेके कारण कोई प्रथक्‌ 
साधन नहीं हैं, इसलिये उसका 
अलग वर्णन नहीं किया गया | वित्त 
भी कर्मका सावन होनेके कारण 
अलग साथन नहीं है । 

विद्या और कम अपने खरूपकी 
निपष्पत्ति होनेसे ही छोकजयके हेतु 
होते है--यह प्रसिद्ध है | किन्तु 
पुत्र अक्रियात्मक है। वह किस 
प्रकार छोकजयका हेतु होता है--- 
यह नहीं जाना जाता | अतः वह 
बतलाना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्म किया जाता है--. 


३०२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय १ 
ध्यान फ्र पल , नाक > बाई 32, व्यो -८ %- नई :2:2 ५७ न्याई >> प व्याई 2:29 याई> ८22७, हर्ट: नया: 23क- आई: 


अथातः सम्पत्तियदा प्रेष्यन्मन्यतेःथ पुत्रमाह ल्व॑ 
ब्रह्म त्व॑ यज्ञस्त्व॑ं लोक इति स पुन्रः प्रत्याहाहं ब्रह्माहं 
यज्ञोौपहं लोक इति यहे किद्धानूक्त॑ तस्य सववस्य अद्योत्ये- 
कता । ये वे के च यज्ञास्तेषा< सर्वेषां यज्ञ इत्येकता 
ये वे के च लोकास्तेषा< सर्वेषां लोक इत्येकतैताबद्ा इद« 
९० मेतन्म ९ + 
सबमेतन्मा सब सन्नयमितो5भमुनजदिति तस्मात्ुत्रमनु- 
शिष्ट लोक्यमाहुस्तस्मादेनमनुशासति स यदैवं॑विदरमा- 
छोकात्मेत्यथैमिरेव प्राणेः सह पुत्रमाविशति | स यद्यनेन 
किश्विदृक्णया(कृतं मवति तस्मादेन* सबस्मातुन्रो मुश्चति 
तस्मात्प॒त्नो नाम स पुत्रेणेबास्मिंछोके प्रतितिष्ठत्यथेनमेते 
देवाः प्राणा अम्नता आविशन्ति ॥ १७॥ 
अब सम्प्रत्ति [कही जाती है--] जब पिता यह समझता है कि मैं 
मरनेवाला हूँ तो वह पुत्रसे कहता है-पत्‌ ब्रह्म है, तू यज्ञ है, व्‌ छोक है।! 
वह पुत्र बदलेमें कहता है--ममं ब्रह्म हूँ, मैं यज्ञ हूँ, मैं लोक हूँ ।” जो कुछ 
भी स्पाध्याय है, उस सबकी 'त्रह्म” यह एकता है। जो कुछ भी यज्ञ हैं, 
उनकी '्यज्ञ” यह एकता है। और जो कुछ भी लोक हैं, उनकी “लोक! 
यह एकता है । यह इतना ही गृहस्थ पुरुषका सारा कर्चव्य है। 
[ फिर पिता यह मानने छूगता है कि ] यह मेरे इस मारकों लेकर इस 
लोकसे जानेपर मेरा पान करेगा | अतः इस प्रकार अनुशासन किये हुए 
पुत्रको डोक्यः ( लोकप्राप्तिमें हितकर ) कइते हैं | इसीसे पिता उसका 
अनुशासन करता है | इस प्रकार जाननेवाछा वह पिता जब इस छोके 
जाता है तो अपने इन्हीं प्राणोके सहित पुत्रमें व्याप्त हो जाता है । यदि 
किसी कोणच्छिद्र ( प्रमाद ) से उस ( पिता ) के द्वारा कोई कर्त्तव्य नहीं 
क्या होता है तो उस सबसे पुत्र उसे मुक्त कर देता है। इसीसे 


ब्राह्मण ५ ] 


शाउरभाष्यार्थ 


३५३ 


च्का-,उेक- नाक .:.20, "कर .०.0० "बकरे. 3 जाई <_--030% बा 2--3० व्या२-. 2 नया (“कक पक“ पक के >- 4 च्याई 28 बाई /0७ 
उत्तका नाम 'पुत्र' है | नह पिता पुत्रके द्वारा ही इस लोकमे प्रतिष्ठित 
होता एँ। फिर उसने ये हिरण्यगर्भसम्बन्धी अमृत प्राण प्रवेश करते है ॥१७॥ 


सम्प्रत्तिः सम्प्रदानम्‌; सम्प्र- 
त्तिरिति वक्ष्ममाणस्थ क्रमणो 
नामधेयम्‌ | पुत्र हि खात्मव्या- 
पारसम्पदानं करोत्यनेन ग्रकारेण 
पिता, तेन सम्प्रत्तिसंज्ञकमिदं 
कम | तत्करिमन्काले करतेव्यम्‌ ? 
इत्याह--स पिता यदा यस्मिन्‌ 
काले ग्रेप्यत मरिष्यन्‌ मरिष्यामी- 


त्यर्शिदिदरशनेन मन्यते; अथ तदा 


पुत्रमाहयाह- त्व॑ ब्रह्म त्वं यज्ञ 


सत्व॑ लोक इति | से एबमुक्तः , 


पुत्रः प्रत्याह; स तु पृवमेवालु- 
शिष्टो जानाति मर्गृतत्कतेव्यमिति, 
तेनाह---अहँ. अक्षाह॑ यज्ञोडहं 
लोक इति । एतद्ठाक्यत्रयम्‌ । 


एतस्यार्थस्तिरोहित इति म-, 


न्वाना श्रुतिव्याख्यानाय पग्रव- 
तते--यहो किश्व यत्किश्वावशि- 


सम्पत्ति सम्प्रदानको कहते है। 
पसम्मत्ति! यह आगे कहे जानेवाले 
कर्मका नाम है | पिता पुत्रमे अपने 
व्यापारका इस प्रकारसे सम्प्रदान 
करता हैं, इसलिये यह कर्म प्सम्प्रत्ति! 
नामवाला है। उसे किस समय करना 
चाहिये ? इसपर श्रुति कहती है---- 
वह पिता जिस समय मरनेको होता 
है अर्थात्‌ अरिष्ट ( मरणके पूर्वचिह ) 
आदि देखकर यह समझता है कि 
धअब में मरूँगाग, उस समय पुत्रको 
बुलाकर इस प्रकार कहता है--'वू ब्रह्म 
है, तू यज्ञ है, तू लोक है [! इस प्रकार 
कहे जानेपर वह पुत्र उत्तरमे 
कहता है। वह शिक्षित होनेके कारण 
पहलेसे ही जानता है कि मुझे यह 
करना चाहिये, इसलिये कहता 
है--.'मे ब्रह्म हूँ, में यज्ञ हूँ, में लोक 
हूँ / ये तीन पृथक-पुथक्‌ वाक्य हैं । 


्‌ 
॥ 


इन वाक्योंका अर्थ गूढ है--- 
। ऐसा समझकर श्रुति इसकी व्याख्या 


| करनेके लिये ग्रबृत्त होती है--जो 


कुछ भी अवशिष्ट--अनूक्त अर्थात्‌ 


एमनक्तम्रीतमनथीतं च, तस्य | अध्ययन किया हुआ और अध्ययन 
सर्वस्पेव बद्येत्येतस्मिन्पदे एकता | नहीं किया हुआ है, उस सभीकी जहा! 


ब॒ुण० उ० ४५-४८ 


३०७ बुहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
जम, बस: %, कई 72%, ब्य्>:2% बक (3:2४ बक:+2;% जाई ०29७ या: आई ८2%. व्याई०-2क' व्यय 27७ 
एकत्वमू) योउ्ष्ययनव्यापारों मम | इस पदमे एकता है। तार्थर्य यह है 
है कि जो वेदविषयक खाध्याय-कार्य 
कतेव्य आप्तीदेतावन्त॑ काले | इतने समयतक मेरे लिये कर्तव्य 
था, वह आजके वादसे (तत्व ब्रह्म-- 
त्वत्कतृंक हो अर्थात्‌ अब तू उसका 
ब्रह्म त्वस्कर्तृको5स्त्वित्यर्थः |. करनेवाला हो । 


वेदविषयः/ स इत ऊचध्चे त्वं 


तथा ये वे के च यज्ञा अनु- | तथा मेरेद्वारा अनुष्ठेय (करने- 

ऐयाः सन्‍्तो मया अनुष्ठिताआ- | न) जो कुछ भी अनुष्टित ( झत ) 

हज और अननुष्ठित ( अक्ृत ) यज्ञ थे, उन 

ननुष्ठिताथ, तेषां सर्वेपां यज्ञ | सत्र यज्ञोकी [ (व यज्ञ ? (तू यज्ञ है) 
इत्येतस्मिन्पदे एकतेकत्वम्‌ मत्क- 


इस वाक्यके ] “यज्ञ” पदमें एकता 
ू अर्थात्‌ मेरेद्वारा 
तका यज्ञा य आसन, ते इत ऊर्ष्वे | है| अ्त्‌ जो यज्ञ अवतक मेरे 
त्वं यज्ञः--त्वत्कतृका भवन्त्वि- 


किये जानेवाले थे वे अब तेरेद्वारा 
0, 5 5 
त्यथं) | ये व के च लोका मया 


किये जानेवाले हों | तथा जो कोई 
जेतव्याः सन्‍तो जिता अजिताश्र, 


भी लोक मेरेद्वारा जीते जानेयोग्य 
होकर जीते गये अथवा नहीं जीते 
तेषां सर्वेषां लोक इत्येतस्मिन्पदे 
एकता । इत ऊबध्चे त्व॑ लोक- 


गये उन सब छोकोंकी [ “त्व॑ छोक ! 
इस बाक्यके] 'ठोक ? पदमें एकता है। 
अबसे आगे व॑ लोक.” (तू लोक है) 
जे अर्थात्‌ वे लोक तेरेद्वारा जीते जानेयोग्य 
स्त्वया जेतव्यास्ते | इत ऊच्च | पे 
रु हा ली | आजसे आगेके लिये अध्ययव, 
मयाध्ययनयज्ञकोकजयकतेव्य- 
क्रतुस्वयि समर्पित, अहं तु गा 
कत्तेग्यताके बन्धनविषयक सकी 
मुक्तोरस्मि कृ्तेव्यताबर _ | करत्तव्यताके बन्धन 
मु ताब ७३४ अंक. हो गा शिवित होगे 
यात्कतोः | स॒ च सर्वे तथैव | कारण उस पुत्रने भी सब उसी 


यज्ञ और लोकजयसम्बन्धी कर्ततव्यका 
सकल्‍प तुझे सौंप दिया, अब मैं इनवी 
प्रतिपन्नवास्पुत्रोड्नुशिश्टत्वात्‌ । | प्रकार समझ लिया | 


बी अमर सनक कक > सिम 2.3. कल 3. जी 3 वी नल 23 मल जम 3 लि मील आला कब लक नल. मल लक नली बल. अमल हक 


ब्राह्मण ५ ] शाइरसाष्याथे ३७ 
न्याय व्याई ८) ब्याई 22% या 3-23- नया ०८-2०. व्याई >> 9 नया २८० व्याई ०2५ (>> नया ५७ बाई 272 व्याई 3०2 
तत्रेम॑ पितुरभिग्रायं मन्वाना | यहाँ श्रुतिने यह बात पिताका 
ऐसा अभिप्राय मानकर कही है कि 

आचट्टे श्रुतिः-एतावदेतत्परिमाणं | ,हस्थ पुरुषके लिये जो कर्तव्य है, 
वह इतना ही है कि वेदोका अध्ययन 
करना चाहिये, यज्ञोका यजन करना 
यदुत वेदा अध्येतव्याः, यज्ञा | चाहिये और छोकोंपर जय प्राप्त 
लि, करनी चाहिये | “एतन्मा से 

यथव्याः, लोकाश्व जेतव्याः | ए- | उत्नयम---इत्यादिका अभिम्नाय यों 
है कि यह (पुत्र ) खय॑ ये सब कुछ 
होकर अर्थात्‌ मेरे अधीन रहनेवाले 
मदधीन मत्तोड्पच्छिय्य आत्मनि | इस सारे भारको मुझसे लेकर अपने 
हर किशन ऊपर रखकर इस छोकसे जानेपर 
नवाय, श्ताजस्माल्ठाकान्मा साम्‌ माम्‌ अभ्रुनजतू---मेरा पालन करेगा। 
यहाँ लुटके अर्थमें छू लकारका 
प्रयोग हुआ है; क्योकि वेदमे कालका 
लड़, छन्द्सि कालनियमाभावात्‌।| नियम नहीं है |% 


वे इदं से यद्गृहिणा कर्तव्यम, 


ए ए [ ५ 
तन्म्ता सब सन्नयम्‌-सर्चे हीम॑ भार 


अश्वनजत्पालयिष्यतीति । रृड्थे 








# “अभुनजत्‌'--यह “भुज' घातुकी लड्‌ लकारकी क्रिया है | छड्‌ लकार 
अनद्यतन भूतकालमें प्रयुक्त होता है, इसका पर्याय “अपाल्यत्‌! और अर्थ 'पालन 
किया” ऐसा होना चाहिये । किन्तु भाष्यकार उक्त क्रियाका पर्याय 'पालयिष्यति! 
लिखते हैं, 'पालयिष्यति! सामान्य भविष्य-वाची “छूट! छकारकी क्रिया है; इसके 
अनुसार “अभुनजत्‌? का अर्थ (पालन करेगा?--ऐसा होता है। प्रकरणके अनुसार 
ऐसा ही अर्थ होना सुसंगत भी है । परन्तु भूतकालिक क्रियाका भविष्यकालिक भर्थ 
हो कैसे सकता है *--यह प्रश्न सामने आता है। इसका ही उत्तर देते हुए 
भाष्यकार कहते हैं--'यहों “लट! के अर्थमें 'छड॒? का प्रयोग समझना चाहिये, 
क्योंकि देदमें काछका नियम नहीं होता ।? 

परन्तु, इसका भाव यह नहीं समझना चाहिये कि वास्तवर्म वेदरमें 
कालका कोई निश्चित नियम ही नहीं है, सभी जगह विपरीत ही रूप मिलते 
हैं ।? भाष्यकारके उस कथनका यह अमिप्राय जान पड़ता है कि वेदमे भूत, 
वर्तमान और भविष्यका निश्चित खरूप होते हुए भी कहीं-कही इसमें व्यत्यय 


३५६ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
बह याई जप न्यो >  व्याई पक प्याब ८2% ब्याइ मय, बढाई 2-2स्‍4- बाई २-2 बाई पाई 2-2) नाई <2: 22%, नए: 
यस्मादेव॑ सम्पन्नः पुत्रः पित- | क्‍योंकि इस प्रकार सम्त्र 
कस तल नेती ( कर्तव्यभारसे युक्त ) हुआ पुत्र पिता- 
सम अस्माछ्लोकात्कतेव्यतावन्धनतो | | रस छोकसे कर्तत-्यताके वन्धनते 
मोचयिष्यति, तस्मात्पुत्रमनुशिष्ट॑ | मुक्त करा देगा, इसलिये ब्राह्मणणण 
० 20५2 53 8 ' इस प्रकार अनुशिष्ट---झुशिक्षित 
लोक्य लोकहितं पितुराहुब्राह्म सिम गयी जोक गत किये 
णाः | अत एवं होन॑ पुत्रमनु- | छोकमें हितकर वतलाते हैं | इसीलिये 
इस आशयसे कि प्यह हमारे लिये 
लोक्य हो? पितृगण इस पुत्रका 
पितरः । । अनुशासन करते हैं | 


| जानवर मु 
स पिता यदा यस्मिन्काले | _ इस प्रकार ज पुत्रको 


वित्पत्रसमर्पि तकर्त जिसने अपनी कर्त्तव्यताका सड्डल्प 
एवावत्पुत्रसमापेतकतेव्यताक्रतुड) | __ 
है 2370 आप सौप दिया है वह पिता जिस समय 
अस्माल्लोकार््प्रेति प्रियते, अथ | इस छोकसे जाता है यानी मरता है 
शरि तेवाय वह और 
तदेमिरेव प्कृतै्वाद्यनाआएैः | हे ईने अत वाक्‌, मन 
| प्राणोंसे ही पुत्रमें आविष्ट अर्थात्‌ व्याप्त 
पृत्रमाविशति पुत्र व्यामोति | अ- हो जाता है | अध्यात्मपरिच्छेदरूप 


ध्यात्मपरिच्छेद हेत्वपगमात्‌ पितु-| देत॒की निव्ृत्ति हो जानेके कारण, 


शासति, लोक्योड्यं नः स्थादिति, 





( वेपरीत्य ) भी देखा जाता है, इसलिये यहाँ काका व्यत्यय समझना चाहिये 
अर्थात्‌ भविष्यकालके ही अर्थ भूतकालकी क्रियाका यहाँ प्रयोग हुआ है-ऐेसां 
मानना चाहिये । सूजकार महर्षि पाणिनिने “व्यत्ययो बहुल्म? ( पा० सू० रै। ६ 
| ८५ ) इस सूत्रके द्वारा ऐसे स्थरोका निर्देश किया है। व्यत्यय केवछ कालवा 
ही नहीं होता, विकरण, सुपृ+ तिड्‌, पद) लिज्ञ और पुरुष आदिंका भी होता है, 
जैसा कि निम्नाड्लित कारिकासे सिद्ध होता है-- सुप्तिडुपग्रहलिज्ञनराणां कालहलच्स्वरः 
कर्त॑य्डां च। व्यत्ययमिच्छति शाद्लकृदेषा सोडपि च सिद्धथति वाहुलकेन | 
उपर्युक्त 'अभ्ुजनत्‌? क्रियार्मे विकरणका भी व्यत्यय हुआ है। अन्यथा 'अशनई 
रूप ही हो उचित है| यहाँ “भ्रम! और “शपू्‌? दो विकरणकि होनेसे (अभुनजत' 
रूप बना है। 


त्राह्मण ५ ] शाउरभाष्याथे ३५७ 
जय 2 22० या: 23% न्याई 2: वन्य: -+-#9 नया _#2:2० व्या-“-232- न्याई-*-.क- नाई“: 23% न्यक-६० कक व्याई 2८2) व्याई --2 कक व्याद> 2 


वायान/प्राणाः स्वेन आधिदेविकरेन | पिताके वाक्‌ू , मन और प्राण अपने 


रूपेण प्रथिव्यग्न्याद्ात्मना भिन्न 


पृथिवी एवं अम्नि आदि आधिदेविक 
रूपसे फूटे हुए घडेके अन्तर्व॑र्ती 


घटप्रदीपप्रकाशवत्सर्व माविशन्ति | दीपकके प्रकाशके समान सबमे व्याप्त 


तेः प्राणः सह पिताप्याविश्वति, 
वाइम्नमग्राणात्मभावित्यात्पितुः | 
अहमस्म्यनन्ता बाडमन/ग्ाणा 
अध्यात्मादि भेद्विस्ताग  इत्येव॑- 
भावितों हि पिता। तस्मात्तत्माणा- 
नुबृत्तित्व॑ पितुर्भवतीति युक्तमु- 
क्तम्‌- एभिरेव प्राणे! सह पुत्र- 
मात्रिशतीति; सर्वेपां हयसावात्मा 
भवति पृत्र्स च | 

एतदुक्तं भवति--यस्य पितु- 
रेबमनुशिप्टः पुत्रों भवति सो- 
उस्मिन्नेव लोके वर्त॑तें पुत्ररूपेण, 
नेत्र मृतो मन्तव्य इत्यर्थः | तथा 
च॒श्रुत्यन्तरे--“सोज्स्यायमितर 


आत्मा पुण्येभ्यः कर्मेभ्यः प्रतिधी- 


यते” (ऐ० उ० ४। ४) इति। 
अथेदानीं पुत्रनिरवेचनमाह-- 
सपुत्रो यदि कदाचिदनेन पित्रा 


हो जाते है। उन प्राणोके साथ 
विता भी सबमें व्याप्त हो जाता है, 
क्योकि वह तो वाक्‌, मन और 
प्राणका खरूपभूत ही है | पिताकी 
ऐसी भावना रही है कि "मे ही 
अध्यात्मादि भेद-विस्तारचाले अनन्त 
वाकू, मन और प्राण हूँ ।' अत, 
पिताकी उन प्राणोमे अनुब्ृत्ति होती 
है, इसलिये यह ठीक ही कहा है 
(कि “इन ग्राणोंके साथ ही वह पुत्रमे 
व्याप्त होता है?, क्योकि वह सभीका 
और पुत्रका भी आत्मा हो जाता है| 

इससे यह ग्रतिपादित होता है 
कि जित्त पिताका इस प्रकार अचु- 
शासन किया हुआ पुत्र होता है, वह 
पुत्ररुपसे इसी छोकमें विमान रहता 
है, अर्थात्‌ उसे मरा हुआ नहीं 
मानना चाहिये | ऐसा ही इस अन्य 
श्रुतिमें भी कहा है---“उसका यह 
दूसरा आत्मा पुण्य-कर्मोंके लिये प्रति- 
निधि बना दिया जाता है” इत्यादि । 

अब श्रुति पुत्र॒का निर्वचन 
( व्युत्पत्ति ) बतलती है---वह पुत्र, 
यदि कभी उसके इस पिताद्वारा 


१. ऐत्रेय उपनिपद्‌्मं इस मन्त्रका पाठ इस अकार है--तोडस्यायमात्म 
पुण्येभ्यः कर्मम्यः प्रतिघीयतेड्थास्यायमितर आत्मा"** | 


३०८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
६२2.. ६६2), ८२20... «८२2५, «८2.७, ०९) बय<2 असथ बाप ५2. ८20. «८... 
अक्ष्ष्या. कोणच्छिद्रतोज्न्तरा धअक्ष्ण?---'कोणच्छिद्र! (असावधानी) 
से बीचमे कोई कर्चंव्य त्रिना किये 
कप (अपूर्ण ) ही रह जाता है तो वह 
कतेव्यतारूपात्पित्रा अक्ृतातू सबे- पिताद्वारा नही किये हुए लछोकप्राप्ति- 
के प्रतिवन्धरूप उस समस्त कत्तंव्यता- 
रूप [ बन्धन ] से उस सबका खय 
अनुष्ठान करते हुए उसकी पूर्ति करके 
तिष्ठन्पूरयित्वा । तस्मात्पूरणेन ' पिताको मुक्त करा देता है | अत 
' वह्द पुत्र, चूँकि पूर्तिके द्वारा पिताका 
, | त्रेण करता है, इसलिये ुद्र' 
नाम | इृंढ तत्पुत्नस॒पुत्रत्व | कहलाता है। पुत्रका पुत्रत्व यही है 
यत्पितुरिछिद्रं पूरयित्वा त्रायते | | कि वह पिताके छिद्गकी पूर्ति करके 
उसका त्राण करता है । 


० ७ 
अकृत॑ भवति कतंव्यम्‌ 


स्प्राछ्ोकमप्राप्तिग्र तिबन्धरूपात्पुत्रो 
मुश्वति मोचयति तत्सव खयमनु- 


त्रायते स पितर॑ यस्प्रात्तस्मात्पुत्रो 


इस प्रकारके पुत्रके कारण वह 
पिता मरकर भी अमृत रहता है 
अर्थात्‌ इसी छोकमें विद्यमान रहता 
है | इस प्रकार पुत्रके द्वारा पिता 


। 
स पितिवंबिधेन पुत्रण मृतोर्ड 
इस मनुष्यलोकपर जय प्राप्त करता 


सन्नमृतो5स्मिन्नेव लोके ग्रतिति 
छ्ति, एचमसी पिता पुत्रेणेमं मलु- 


प्यलोक॑ जयति । न तथा विद्या- है | विया और कर्मके द्वारा जिस 


प्रकार वह देवलोक और पितृलोकपर 
उनके खरूपलछामकी सत्तामात्रसे 
विजय प्राप्त करता है, उस ग्रकार इसे 
नहीं करता । विद्या और कर्म [ देव 


'कमभ्यां देवलोकपितृलोकी खरू- 
पलाभसत्तामात्रेग५ न हि विद्या- 
कर्मणी  खरूपलाभव्यतिरेकेण 


बन रत _ | और पितृलोकके ] खरूपलाभके सिवा 
ञ गरान्तरापक्षया लाकज- | (के समान किसी व्यापारान्तरकी 
यहेतुत्व॑ं ग्रतिपचेते | अथ ऋत- | अपेक्षासे लोकजयके हेतु नहीं होते। _ 


' ब्राह्मण ५ ] 


शाडूरभाष्याथे 


श्ष््य्‌ 


सम्प्रत्तिकं पितरमेनमेते चागादयः | फिर, जिसने सम्प्रत्ति-कर्म किया है 


ग्राणा देवा हेरण्यगभों अख्ता 


ऐसे उस पितामें ये वागादि दैव--- 
हिरण्यगर्मसम्बन्धी अमृत--अमरण- 


अमरणधर्माण आविशन्ति | १७॥ | धर्मा प्राण आविष्ट होते हैं || १७॥ 
नाप 'किसकक_----+ 


सम्प्रत्तिकर्मकर्तानें वायादि ग्राणोंके आतेजश्ञका प्रकार 


कथप्िति वक्ष्यति प्रथिव्य 

पाह्कर्मणो गोक्षा-पेनमित्यादि । एवं 
बेलनिरास  पुत्रकृमोपरविद्यार्नां 

मनुष्यछोकपितृ लोकदेवलोकसा- 
ध्याथंता प्रदर्शिता श्रुत्या खमेव । 
अन्र केचिद्वावदुकाः श्रुत्युक्तविशे- 
पाथोनभिज्ञाः सन्‍्तः पुत्रादिसाध- 
नानां मोक्षार्थतां बदन्ति । तेषां 
मुखापिधान श्रुत्येदं कृतम-जाया 
में यादित्यादि पाड काम्य॑ करमें- 
त्युपक्रमेण। पुत्रादीनां च॒ साध्य 
विशेषविनियोगोपसंहारेण च । 
तस्माव्णश्रुतिरविद्ृद्धिषया. न 
परसात्मविद्विययेति. सिद्धस | 
वक्ष्यति च--“किं प्रजया करि 
ध्यामोी येषां 





किस प्रकार आविष्ट होते हैं, 
सो धृथिन्ये चैनम? इत्यादि श्रुति 
ब्रतलावेगी | इस प्रकार श्रुतिने खर्य॑ 
ही पुत्र, कर्म और अपरा विद्याको 
मनुष्यलोक, पितृलोक एवं देवछोक- 
की ग्राप्तेकि साधनरूपसे दिखलाया | 
यहाँ कुछ वाचाललोग श्रुतिप्रतिपादित 
विशेष अर्थकरो न समझकर पुत्रादि 
घाधनोंकी मोक्षार्थत्‌ बतलाते हैं। 
परत श्रुतिने---'मेरे श्री हो? इत्यादि 
पाडू काम्य कर्म है---इस उपक्रमसे 
तथा पुत्रादिका [ मनुष्यलोकादि ] 
साध्यविशेषमें विनियोग करनारूप 
उपसंहारसे उनका मुख बंद कर 
दिया है | इसलिये यह सिद्ध हुआ 
कि ऋणत्रयका ग्रतिपादन करनेवाली 
श्रुतिका अधिकारी अज्ञानी है, परमा- 
त्मवेत्ता नहीं | आगे श्रुति कहेगी भी 

“हम, जिनका यह आत्मा ही 


नोज्यमात्मायं | छोक है, प्रजासे क्‍या करेंगे १” 


लोक/” (४ | ४। २२) इति । | इत्यादि । 


३६० 


चुहृदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय १ 


किट बाई 7:22 व्याई: न: नया ८2क्‍0७, जाई 22, च्याई>: 2 पक न्याई 3:2७ न्याई २2 व्यर724 ब्य>:2: नाई 2, (2... 


केचित्त पिव॒लोकदेवलोकज- 
समुच्चयवादनि- यो5पि पित॒लोकदेव- 

राकरणम लोकाम्यां व्यावृत्ति- 
रेवः तस्मात्पुत्र॒कर्मापरविद्यामिः 
समुचित्यानुष्ठितामिखिभ्य एते- 
भ्यो लोकेभ्यो व्याइत्तः परमा- 
त्मविज्ञानेन मोश्षमधिगच्छतीति 
परम्परया मोक्षार्थान्येव पुत्रादि- 
साधनानीच्छन्ति। तेपामपि म्ुखा- 
पिधानायेयमेव श्रुतिरुत्तरा कृत- 
सम्प्रत्तिकय पुत्रिणभ कमिणः 


ज्यज्ञास्मविद्याविदः फलम्रदर्श- | 
बतलानेके ढिये भ्रवृत्त होती है | 


नाय प्रवृत्ता । 
न चेदमेव फर्ल मोक्षफपलमिति 


शरक्य॑ वक्तुम) उ्यन्नसम्बन्धात्‌, 
मेधातपःकार्यत्वाचान्नानाम, पुनः 
इति दशशनात; 
यद्धेतन्न॒ कुर्यात्क्षीयेत ह” इति 


च क्षयश्रवणात्‌ । शरीरं ज्योती- 


पुनजेनयते' 





किन्हीं-किन्हींका मत है कि 
पितृलोक और देवछोकको जीतना 
भी पितृलोक और देवलोकसे निवृत्त 
होना ही है। अतः समुच्यपूर्वक 
[ अर्थात्‌ एक साथ ] अनुष्ठान किये 
हुए पुत्र, कम और अपरावियाद्वारा 
इन तीनों छोकोसे निद्वत्त हुआ पुरुष 
परमातज्ञानके द्वारा मोक्ष प्राप्त कर 
लेता है; इस प्रकार उनका मत है 
कि पुत्रादि साधन भी पर्मरासे 
मोक्षेके ही लिये हैं। उनका भी 
मुख बद करनेके लिये यह आगेकी 
श्रुति, जिसने सम्प्रत्ति-कर्म किया है, 
उस पुत्रवान्‌, कर्मठ एवं उयन्नात्म- 
विद्याके ज्ञाताको मिलनेबाला फल 


और यह कहा नहीं जा सकता 
कि यह फल ही मोक्षफल है; क्योंकि 
इसका अनत्रयसे सम्बन्ध है और 
अन्न मेघा एवं तपके कार्य हैं, कारण 
धवह इन्हे पुनः-पुनः उत्पन्न करता 
है? ऐसा श्रुतिका वचन देखा जाता है 
तथा “्यदि वह इन्हें उत्पन्न न करे तो 
ये क्षीण हो जायूँ? इस प्रकार इनका 
क्षय भी सुना गया है। एवं शरीर 
और ज्योतीरूप बतछाकर इनके 


रूपमिति च॒ कार्यकरणत्वोपपत्तेः । | कार्यत्व और करणत्वकी भी उपपत्ति 


शज्मण ५ ] शाउइरभाप्याथे श्द१ 
नया, डक नयक...> _-#० कक" चयाए--फेआ जा. नया 3:४७ व्यक्त अक व्यद- 32 व्याद 2-74, व्याई --2]0 व्या्ट_ थक व्याई 2. 
'यय॑ वा इंदम्‌' इति च नामरूप- दिखायी गयी ६ और दय वा इदमए 
8 ऐसा कहकर नाम-रूप-कर्मात्मक रूप- 
कमात्मकत्वनापसद्ारान्‌ । से इनका उपमदार किया हैं । 
ने चेदर्मव साथनत्रयं संहतं. इस एक दी वास्यसे ऐसा भी 
सत्कसचिस्मोक्षाथं.. कस्मचित्‌ नही जाना जा सकता कि ये तीनो 
व्यक्नात्मफसमित्यस्मादेवबाक्या- | कि 
दोते € ओर फिसीके लिये ज्यन्नात्म- 
दवगन्तुं धक्यन्‌ पुत्नादिसाधनानां रूप कझ्याले होते है, स्योक्ि पुत्रादि 
व्यक्नात्मफलदशनेनेवोपक्षीणत्थाद साधनोंका व्यक्नाप्मकल दिखाते हुए 
पाय्यस्थ । । दी यह वाक्य समाप्त होता हैं | 


पृथ्िव्य चेंनमग्नेश्न देवों वागाविशति सा वे देवी 
बाग्यया यद्यदेव वदति तत्तद़वति ॥ १८ ॥ 


पृणिती भोर अम्निमे इसमें दयी बाकूफा आवेश होता है | देवी बाक्‌ 
कह हूं, जिससे पुरुष सो-नो नी बोलता हैँ, यही-त्रही हो जाता हैं ॥१८॥ 


पृथिव्य प्रथिव्याः च एनमू अग्रेथ,. (थरिव्री और अम्िसे इस सम्रत्ति- 
मन स पा , कर्म करनेवालेमे देवी--आधविदेविक 
देवी अधिदेवात्मिका बागेन॑ कृत- | बकका आवेश होता है। प्रथित्री 
| और अग्निरूपा देवी वाकू सभीकी 
| बाणीकी उपादानमभूता है, निश्चय ही 
वाच उपादानभूता देवी वाकप्थि- | वह आध्यात्मिक ( बम ह आसक्ति 
आदि दोपोसे आबृत है, किन्तु 

व्याग्रलक्षणा, सा ग्याध्यात्मका- | आवरण (व्यवधान ) के निद्ृत्त 


सविता कद 2 मिट होनेपर जैसे जल और प्रकाश फैल 
गाडिदातानरुद्धा  धवदुपस्त आते है उसी प्रकार विद्यानके उस 


सम्प्रत्तिऊमाविशति । सर्वेपां दि 


दोपापगमे आवरणभद्ग इबोदक- | ( आध्यात्मिक आसक्तिरूप ) दोषके 


३६२ बृहदारण्यकोपनि पद्‌ [ अध्याय १ 
का मिटफ नटट ध७ नया 3:22 जाई >> पक जय 2:2स्‍40- "या (3८-29 | «या: व्यट >:2४ नाई (3८220 न्याई 2, जाई ८2% नहा, 
ग्रदीपप्रकाशवच्च व्यामोति । तदे- | निदृत्त हो जानेपर वह उसमें आविष्ट 
०, «, | दो जाती है। इसीसे यह कहा है 
तदुच्यते--धंथिव्या अग्नेश्वन॑ देवी | के उसमे प्रथितरी और अग्निसे देवी 
चागाविशतीति । । व्राकका आवेश होता है । 
सा च दैयो वागनृतादिदोप-.. वह दैवी वाक्‌ अद्वतादि दोषसे 
रहिता शुद्धा, यया बाचा दैव्या | है और झद्ठ होती पा का 
है वर व्राणीसे वह अपने या दूसरेके लिये जो- 
यद्यदेव आत्मने परस्मे वा वदति ओ कहता है वही-बही हो जाताहै। 


तत्तद्‌ भवति, अमोघा अग्रतिबद्धा , अर्थात्‌ इसकी वाणी अमोघ-- 


अस्य वाग्मवतीत्यर्थ। ।|१८॥॥ ' प्रतिबन्धरहित हो जाती है ॥१८॥ 
-+अहकिर- 
तथा-: |. तथा-- 


विवश्रैनमादित्यात्व दैव॑ं मन आविशति तद्ढे देब॑ 
भनो येनानन्येव भवत्यथो न शोचति ॥ १६ ॥ 
युलोक और आदित्यसे इसमें दैव मनका आवेश हो जाता है। देव 
मन वही है, जिससे यह आननन्‍्दी ही होता है, कभी शोक नहीं 
करता ॥१९९॥ 


दिवश्रेनमादित्यान्व॒ देव॑ | गुलोक और आदित्यसे इसमें दैव 
आविशति-ततञ्च॒ देव मनः | गे आविष्ट हो जाता है । खभावसे 


नल ये ही निर्मल होनेके कारण देव मत 
0 हे 8 | वहीजहै, जिस मनसे यह आनन्दी-- 
असो आननन्‍्धेव भव सुख्येव हुँडी ही होता है और शोकादिक 
भवति; अथो अपि न शोचति, | कारणोका संयोग न होनेसे कमी 


शोकादिनिमित्तासंयोगात्‌ ॥ १९॥। | शोक नहीं करता ॥ १९॥ 





त> 


ब्राह्मण '* ] शादरभाप्याथे ३६३ 


<आई >५२२०७ अकत नया >> फेक प्यास >- डक चार -: 0) "कर >#क० -क ५ >:क ्या- १क जा: “्क-८ १2% ०७०८५) व: कक 
तथा-- | तवा-- 

दयक्रैनं च न ५ 

अद्वयश्नेनं चन्द्रमसश्र देवः प्राण आविशति स वे 

देवः प्राणो यः सथरच्ञासयर-च्थ न व्यथतेष्थो न 

$ बह भरे 

रिप्यति। स एवंवित्सवपां भूतानामात्मा भवति । यथेषा 

वतेब5 स यथतां देवता< सवोणि भूतान्यवन्त्येव< 

बविद< सर्वाणि भूतान्यवन्ति | यदु किश्वेमाः प्रजा: 

शोचन्त्यमेवासां तद्गवति पुण्यमेबाप्ठु गच्छति न ह वे 
देवान्पापं गच्छति ॥ २० ॥ 


दे 
प्‌ 
जे 
५ 


जल आर सम्द्रमासे इसमे देव प्राणका आवेश हो जाता है | 
दया प्राण वही & जो सप्चार करते और सच्चार न करते हुए 
नी व्यथित नहीं होता और न नष्ट ही होता है | वह इस 
प्रखार जाननेबराज समस्त भूतोंका आत्मा हो जाता है। जैसा यह 
देशता ( दिरणयगर्भ ) है, यसा ही वह हो जाता है। जिस प्रकार समस्त 
प्राणी इस देवताऊा पान करते हैं, उसी प्रकार ऐसी उपासना करनेवाले- 
का समस्त भूत पालन करते हैं | जो कुछ ये प्रजाएँ शोक करती है, वह 
( शोकादिजनित दु ख ) उन्हींके साथ रहता है | इसे तो पुण्य ही प्राप्त 
होता है, क्योंकि देवताओंके पास पाप नहीं जाता || २० ॥ 
अद्भयब्ैन॑ चन्द्रमसथ्॒ देवः | .जछ और चन्द्रमासे इसमे देव 
प्राण आविष्ट हो जाता है। वह 
दैव प्राण किन लक्षणोवाल्व है * सो 
किंल्क्षणः ; इत्युच्यते-यः सश्चरन्‌ | बताया जाता है---जो समष्टि 
2 ... » और व्यश्ख्पसे प्राणियोमें सद्चार 
नाणभद खसखरन्समाषव्याट्: | करता हुआ और सब्चार न करता 


रूपेग--अथवा सम्वरन्‌ जज्गमेपु | हआ अथवा जज्नमोमे 


प्राण आविशति | स वे देवः प्राणः 


३६७ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अपयाय १ 
ब्का>:2७, कॉपर, नई न्याय 322, नई 37220 "आई 70%. चई:२:० ० “कई: 29% बाई 029७, बई<240 आई<2.७ 
असश्चरन्थावरेप, न व्यथते न | हुआ और स्थावरोंमें सब्चार न करता 
५ ता येन युज्यते -..। | हुआ, व्यथित यानी दुःखनिमित्तक 
है सनिम तन: अपन हक भयसे युक्त नहीं होता और न रेप-- 
अथो अपि न रिष्यति न विनश्याति | ध्िनाश अर्थात्‌ हिसाकों ही प्राप्त 
न हिंसामापथते । होता है । 
स/ः-थो यथोक्तमेव॑ वेत्ति | जो इस उपर्युक्त व्यन्ात्मदर्शनकी 
अयन्नात्मदशन सः--सर्वेपां भूता- | का 
फिओ , "हो जाता है, समस्त भूतोका ग्राण 
नामात्मा भवात, संवपा भूताना हो जाता है, समस्त भूतोंका मन हो 
प्राणो भवति, सर्वेषां भूतानां मनो | जाता है और समस्त भूतोंकी वाक्‌ 


4 


भवति, सर्वेषां भूतानां वाग्भवति- | दो जाता है | तात्पर्य यह है कि 


५ त्मतय « | इस प्रकार सर्वभूतात्मरूपसे वह 
इत्येव॑ सर्वभूतात्मतया सर्वज्ञों | 3 
हा पे हे सर्वज्ञ हो जाता है, तथा सर्वकर्ता 


बतीत्यथ (९ ्ेे 
मत त्विय 6 रद | यथषा | थी हो जाता है| जैसा कि यह 
८ कप (७ 6 +५ 
पूवेसिद्धा हिरण्यगर्भदेवता एव- । पूर्वसिद्ध हिरण्यगर्म देवता है, उसी 
मेव नास्य सर्वजत्वे सर्वकृच्चे वा | श्रकार इसके सर्वज्ञव और सर्वकर्ट्ल- 


" क्चित्पति 8 (_ में भी कभी प्रतिघात नहीं [ होता | 
क्ांचत्पातिघातः । से झंत - दर न्विकको 


न्तिकनिर्देशः | किश्वि यथतां किया गया है। तथा जिस प्रकार 
हिरण्यगर्भदेवतामिज्यादिभिः स- | इस हिरण्यगर्म-देवताका समस्त श्राणी 


वाणि भूतान्यवन्ति पालयन्ति यज्ञादेसि पाडन--पूजन कठते हैं, 
पूजयन्ति, एवं ह एवंविदं सर्वाणि उसी प्रकार ऐसी उपासना करने- 
इजयान्त, एव है एवावद सो | बरका समस्त प्राणी पाछ्त करते 


भूतान्यवन्ति--इज्यादिलक्षणां. | हैं अर्थात्‌ उसके छिये निरन्तर यज्ञादि 
पूजां सतत प्रयुज्नत इत्यर्थः: । | पूजाका प्रयोग करते हैं । 

यहाँ यह श्ढा की जाती है--ऊपर 
यह बतलाया गया है कि वह समक्ष 
नामात्मा भवतीत्युक्तम्‌) तस्य च प्राणियोंका आत्माहो जाता है। इसे 


अथेद्माशइचते-- सर्वग्राणि- 


त्राह्मण ५ ] शाएरभाष्याथे ३६५ 
अर. .2७. जा >] पक चेक न्यक--.3७ व्य्ट:-+.23% “कई: 2-0७ व्या्<--:2क० व (7-20, न्यास ७, व्याई 29७, कई: 2% जा न: 
स्वेप्राणिका्यकरणात्मत्वे सर्व- | “कार समस्त प्राणियोके देह और 
हा है __.. [इच्द्रियप हो जानेसे तो उसका 

| सम्बन्ध होगा ही | 
तन्न, अपरिच्छिन्षवृद्धित्वात्‌। . किन्‍्त ऐसी वात नहीं है, क्योंकि 


परिच्छिलनात्मबदीनां | वह अपरिच्छिन्न बुद्विवाला हो जाता 
चचग्तयातमाद्रट घघा क्राश मा ) 
च्छिन्नात्मबुद्वीनां धाक्रोशादा | & । जिनकी परिच्ठिलामयुद् होती 
द्‌ खसम्बन्धो दृषः--अनेनाह मा- है, उन्हींको गाली आदि देनेपर, यह 
सोचकर कि इसने मुझे गाली 
क्रु्ट इति | अय तु सवात्मनों य 0 शक शक 
दु खका सम्बन्ध होता देखा गया है। 
आक्रुबयते यश्ाक्रोशति तयो-। इस सर्तात्माको तो, जिसे गाली दी 
जाती है और जो गाछी देता है, 
उन दोनोके ग्रति आत्मत्वबुद्धिमें कोई 
मित्तं दृःखमुपपचते | मरणदुःख- | भेद न होनेके कारण उसे तजनित 
गन दु ख होना सम्भत्र ही नहीं है। जिस 
कस्मिंथिन्मत कसयचिद्‌ दुःख- मरण दुख भी नहीं होता। 
जैसे | छोकमें ] किसीके मर जानेसे 
मृत्पद्यते-ममास पुत्रो भ्राता चेति, | किसीको 'यह मेरा पुत्र है, यह मेरा 
पुत्रादिनिमित्तम; तम्मिमित्तामावे भाई है! ऐसा सोचकर पुत्रादिके 
जज 6 हमर ताय | करण हुख उत्पन्न होता है तथा 
तन्मरणद शिनाअ्प नव दुःख- | वैसा निमित्त न होनेपर उसकी मृत्यु- 
मुपजायते, . तथेश्वरस्थाप्यपरि- | को देखनेवालेको भी दु:ख नहीं होता, 
५ | न्‍् उसी प्रकार मेरे-तेरेपन आदि दु खके 
च्छिन्नात्मनो दुःख- 
शहर न्पप | जिमित और मिथ्या ज्ञानादि दोषका 
नामत्तामथ्याज्ञानाद दापाभावां- $ अभाव होनेके कारण अपरिच्छिन्न- 
त्रेव दुःखपुपजायते | रूप ईश्वरको भी दु ख नहीं होता | 


रान्मत्ववुद्धिविशेषाभावान्र तन्नि- | 


रद्द वृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्यॉट, बका2, आर, 2 बा: जय 3:29 >> का “2: वयाई 2: 2: न्याई >72% नाई (2-2७ जप 


तदेतदुच्यते-+यदु॒ किम्व इसीसे यह कहा जाता है--- 
यत्‌ कि इसाः प्रजाः शोचन्त्यमैव जो जुडे गीत बग। जोक मी 
हे भिस्तच्छोकादिनिमिर हैं, वह शोकादिजनित दु.,ख उन 
ले 2 300 20 | ग्रजाओंके साथ ही सपुक्त रता है, 
दुःखं संयुक्ती भवत्यासां प्रजानां ' क्योंकि वह इन प्रजाओंकी परिष्ठित 
परिच्छिनवुद्धिजनितत्वात्‌ | सर्वा- डैदिंसे पेदा होता के किन्तु जो 
त्मनस्तु बे ७, ,__ सर्वात्मा हैं, उसके लिये वह किसके 
् केन सह कि संयुक्त ' .. उप 

यथा भे। साथ संयुक्त या वियुक्त होगा ? इस 
युक्त वा अम्ज तु आ्राजापत्य | प्राजापत्यपदपर वर्तमान विद्यनको तो 


शु [4 
पदे बत॑मान पुण्यमेव झुभमेव-- | उण्य हीं प्राप्त होता है। यहाँ ग्रुभ 
फलममिग्रेतं पृण्यमिति-निरतिशय , कर्मका फल ही पुण्यहूपसे अनिगत 
हि तेन पुष्य कृतम, तेन तत्फलमेव | है । उसने अल्नन्त उष्य किया होता 
मद है देवान्याएं | है, इसलिये उसे उसीका फढ ग्राप्त 
गच्छति | न है वें देवान्पाप | . 
कप होता है। पापफलका अवसर न 


गच्छति, पापफलस्थावसराभावात्‌-| छनेके कारण देवताओंकि पास पाप 
पापफलं दुःखं॑ न गच्छती- | नहीं जाता अर्थात्‌ उन्हे पापका फर्- 
त्यरथः ॥ २० ॥ रूप दु ख प्राप्त नहीं होता || २०॥ 
+-+-+>स्अ्थ्ड्ब्म्स्शछी+ 
ब्रतमीमासा--अध्यात्मग्राणदर्शन 

'त एते सर्व एवं समाः सर्वे-| वे ये सभी समान हैं और सभी 
पे अनन्त हैं? इस मन्त्रमें वाक्‌, मन और 

ननन्‍्ता/ इत्यविशेषेण वाद्यनः- | प्राणती उपासना सामान्यरूपसे 
बतायी गयी है | उनमेसे एक-एक 
आणानाप्ुपासनमुक्तस) नान्यतमस- का कोई विशेषता नहीं बतलायी 
गयी | सो क्या ऐसा ही समझना 
चाहिये ” अथवा विचार करनेपर 


प्रतिपत्तव्यम्‌ * कि वा विचार्यमाणे | तत--उपासनाके विषय. उनमें 


गतो विशेष उक्तः । किमेवमेव 


ब्राह्मण ५ | शाह्लरभाष्याथे ३६७ 
ये पक 2-४७ व्या2५क व्याई-:20 नई 29 व्या्>-2%- न्यई (>:2, जईई>2 वाई, व्याई ८2% पक  च्याई ० पक 


कशथिदिशेषों व्रतम्र॒पासन॑ प्रति | परस्पर कोई विशेषता जानी जा 
सकती है ? यही अब बतछाया 
प्रतिपत्तुं शक्यते ; इत्युड्घते-- | जाता है-- 
अथातो व्रतमीमाथसा प्रजापतिहे कमोंणि ससजे 
तानि सृष्टान्यन्योन्येनारपधेनत वदिष्याम्येवाहमिति 
वाग्दप्र द्रक्ष्याम्यहमिति चश्लुः श्रोष्याम्यहमिति श्रोत्रमेव- 
मन्‍्यानि कमौणि यथाकर्म तानि मृत्यु: श्रमो भूत्वोपयेमे 
तान्याप्नोत्तान्याप्ता. सत्युरवारुन्धतस्माच्छाम्यत्येव 
वाकद्भाम्यति चन्षुः श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाप्नोद्योग्यं 
मध्यमः प्राणस्तानि ज्ञातुं दृधिरे। अय॑ बे नः श्रष्ठो यः 
समब्चर*आ्रासशर<श्र न व्यथतेप्थो न रिष्यति हन्तास्येब 
सर्वे रूपमसामेति त एतस्येव सर्वे रूपमभव*स्तस्मादेत 
एतेनाख्यायन्ते ग्राणा इति तेन ह वाव तत्कुलमाचक्षते 
यस्मिन्कुले मवति य एवं वेद य उ हैवंबिदा स्प्धतेषनु- 
शुष्यत्यनुशुष्य हेवान्ततो प्रियत इत्यध्यात्मम्‌ ॥ २१॥ 


अब यहॉसे व्रतका विचार किया जाता है | प्रजापतिने कमों 
( कर्मके साधनभूत वागादि करणो ) की रचना की । रचे जानेपर वें एक 
दूसरेसे स्पर्धा करने लगे | वाकने व्रत क्या कि "मै बोलती ही रहूँगी' 
तथा मै देखता ही रहूँगा? ऐसा नेत्रने और "मैं सुनता ही रहूँगा! ऐसा 
श्रोत्रने त्रत किया | इसी प्रकार अपने-अपने कर्मके अनुसार अन्य 
इन्द्रियोंने भी त्रत किया तब मृत्युने श्रम होकर उनसे सम्बन्ध किया और 
उनमे व्याप्त हो गया । उनमे व्याप्त होकर मृत्युने उनका अवरोध किया, 
इसीसे वाक्‌ श्रमित होती ही है, नेत्र श्रमित होता ही है, श्रोत्र श्रमित 


३६८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्याई 32% व्य>:22% आई (24७ नया: 2. याई (3८224 व्याई 3-23 व्याक 2:22 व्याई (22, व्याट--:- व्यू ०-23 न्याई २:23, व: 
होता ही है | किन्तु यह जो मध्यम प्राण है, इसीमें वह व्याप्त न हो 
सका | तब उन इन्द्रियोने उसे जाननेका निश्चय किया । निश्चय यही 
हममें श्रेष्ठ है, जो सच्चार करते और सच्चार न करते हुए भी व्यथित नहीं 
होता और न क्षीण ही होता है | अच्छा, हम सब भी इसीके रूप हो 
जायें--ऐसा निश्चय कर वे सब इसीके रूप हो गयी | अतः वे इसीके 
नामसे 'भ्राण” इस प्रकार कही जाती हैं, इसीसे जो ऐसा जानता है, वह 
जिस कुलमें होता है, वह कुछ उसीके नामसे बोला जाता है | तथा जो 
ऐसे विद्वानसे स्पर्धा करता है, वह सूख जाता है और सूखकर अन्तमे मर 
जाता है। यह अचध्यात्मप्राणदर्शन है || २१ ॥ 


अथातोब्नन्तरं॑ व्रतमीमांसा अब यहॉसे आगे व्रतमीमासा 
उपासनकर्मविचारणेत्यर्थः । एपां | अर्थात्‌ उपासन-कर्मका विचार किया 
े है ' जाता है | यानी इन ग्राणोमेंसे किस 
प्राणानाँ कस कर्म बतत्वेन ' प्राणके कर्मको त्रतरूपसे धारण कला 
धारयितव्यमिति मीमांसा प्रवतते। , चाहिये ? इस बातका विचार आरम्भ 
तत्र प्रजापतिहँ-हशब्दः किलायें- होता है । है कह है 

ति रचना कर कर्मोंकी अर्थात्‌ वा 

प्रजापतिः किल : | 

कमा फ सम रो ग | करणोंकी रचना की-यह प्रसिद्ध है । 
कर्माणि करणानि वागादीनि-- हों «? शब्द 'किल! यानी प्रसिदि- 
कर्मार्थानि हि तानीति कर्माणी- के अर्थमें है | कर्मके साधन होनेके 
त्युच्यन्ते-ससृजे सृश्वान्वागा- | कारण उन्हें ( वागादि करणोंको ) 


दीनि करणानीत्यर्थः । 

तानि पुनः सृश्टान्यन्योन्येन 
इतरेतरमस्पर्धन्त स्पर्धा संघर्ष 
चक्रः | कथस्‌ १ वदिष्याम्येव 
- खब्यापाराद्ददनादलुपरतैवाहं स्था- 
मिति वाख्तं दश्ने धतवती-- 


“कर्म! कहा गया है। 

उन रची हुई इन्द्रियोंने एक 
दूसरीसे स्पर्धा की--परस्पर सर्व 
किया | किस प्रकार स्पर्धा की 
मैं बोलती ही रहूँगी अर्थात्‌ अपने 
भाषणरूप व्यापारसे निदृत्त होउँगी 
ही नहीं? ऐसा त्रत वाकने धारण 


च्राह्मण ५ ] शाइ्रभाष्याथे शेष 
कक 2 कर नह 2 व्याद->:2क बाई >-2 ४ पा >>) ० नह 3८ जाई 2-2: व्या >) पक व्याई न कन्या 7 व्याद (3-2 व्याद “2, 
यथयन्योउपि मत्समो5स्ति खब्या- | किया; इससे उसका यह अभिप्राय 
५ «. | था कि यदि मेरे समान कोई और 
पारादनुपरन्तु शक्तर शप 

हे | ! सोथपि भी अपने व्यापारसे अलग न रहनेमें 
दशयत्वात्मनो वीयमिति | तथा | समर्थ हो तो वह भी अपना पुरुषार्थ 
द्रक्ष्याम्यहमिति चल्लु॥ भ्रोष्याम्य- | दिखे । तथा "मे देखता ही रहूँगा? 
की ऐसा चक्षुने और भी सुनता ही 
हामात श्ात्रम। एवसन्यान रहेगा! ऐसा श्रोत्रने निश्चन किया | 


कर्माणि करणानि यथाकर्म-यद्य- | ऐसी प्रकार अन्य इन्द्रियोंने भी 
 यथाकर्म--जिसका जो कर्म था 


( (5 
चर कर्म यथाकर्म | । उसके अनुसार ब्रत धारण किया । 
तानि करणानि सृत्युमारकः | उन इन्द्रियोंकी झत्यु यानी 
मारकने श्रम-श्रमरूपी होकर पकडा | 


मे अमृत: शी कम न का 7 उस अपर 
सज्ञग्राह | कथम्‌ $ तानि कर- अपने व्यापारें लगी हुई उन इन्द्रियोको 
णानि खब्यापारे प्रवृत्तान्या- | व्याप्त किया; अर्थात्‌ श्रम (थकावट) 
मोत्‌ः श्रमरुपेणात्मानं दर्शितवान्‌। | रूपसे अपनेको दिखडाया। तथा उन्हें 


आप्त्वा च॒ तान्यवारुन्ध अवरोध॑ । 33% कई 30088 


कृतवान्म्ृत्यु प्रच्या | 
न्हृत्युः-खकमेभ्यः अच्या- (२ दिया | इसलिये आजकल 
बितवानित्यथेः । तस्साददत्वेडपि  भ्वी अपने व्यापार-भाषणमें प्रदत्त हुई 
वदने खकर्मणि प्रवत्ता वाक्‌ वाक्‌ श्रमित होती ही है---श्रमरूप 


मृत्युसे संयुक्त होनेके कारण वह 
आम्यत्यंव श्रसरापणा सृत्युना | अपने कमसे च्युत बॉ जाती है ली 


संयुक्ता खकमंतः प्रच्यवते। तथा | द्रकार नेश्रेन्द्रिय भी श्रमित होती है 
श्म्याते चयुः, भ्राम्यति श्रोत्रस्‌ | तथा श्रोत्रेन्द्रिय भी श्रमित होती है | 
अधेमसेव झुख्य॑ ग्राणं नामोन्न । किन्तु इस मुख्य प्राणको--जो 


| यह मध्यम ग्राण है, उसको ही श्रम- 
बू> उ० ७७-७८ 


३७० बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ९ 
न्यास व्यास, व्याई >टक व्याई स्‍>7: प्याई(>: 2 नहई 2८ डक "कई >> न्याई>:2;% नया, नया आई + 


ग्राप्तवान्मृत्युः श्रमरूपी। योज्यं | रूपी झत्युने व्यात्त नहीं किया, 
मध्यमः आणस्तम्‌। तेनाथत्वे- |“ उसके पासतक नहीं पहुँचा। 
पम्प लिये इस समय भी वह श्रमरहित 
अप्य्रान्त एव खकरमणि अवतते । | कै गे की है अमराई 
“लग कगानि आते होकर ही अपने कममे प्रवृत्त रहता 
रह + की प त ज्ञतु ! है| उन अन्य इन्द्रियोने उसे जानने- 
दांध्ररे ध्ृतवान्त सनः । के लिये मनमे निश्चय किया | 
अय॑ चे्‌ नोज्साक॑ मध्ये श्रेष्ठ । (निश्चय हम सब यही श्रेष्ठ 
प्रण्यतमोज्म्यधिकः,. यसाद्यः वें सबसे अधिक प्रशंसनीय हैं, 


रथ न क्योकि यह सचार करते हुए और 
सश्वरथासश्वस्थ न व्यथत ' संचार न करते हुए भी व्यधित नहीं 


न रिष्यति--हन्तेदानीमस्थैव | होता और न हिसित ही होता है। 


प्राण सर्वे वय॑ रूपमसाम अच्छा, अब हम सब भी इस ग्राण- 


मिल ० का. आल येँ अर्थात्‌ प्राणको 
प्राणमात्मत्वेन प्रतिपच्चेमहि-एवं | वी हे हो जायें वेग 
आत्ममावसे प्राप्त हो जायँ--ऐसा 


विनिश्चित्य ते एतस्थैव सर्वे रूप- | निश्चय कर वें सब इस प्राणका ही 


सभवन्‌; प्राणरूपमेवात्मत्वेन खरूप हो गयीं---आत्मभावसे प्राण- 
प्रतिपन्ना), प्राणव्रतमेव दघ्रिरे-- | रूपको ही प्राप्त हो गयीं अर्थात्‌ यह 


सोचकर कि हमारे ब्रत गल्युको 
असद्गतानि मृत्योवीरणाय हद 
द्रतानि न मृत्योबारणाय इनमे समर्थ नहीं हैं, उत्दोनि्ण 


पर्याप्तानीति ! का ही व्रत धारण कर लिया । 


यसात्प्राणेन रूपेण रूपवन्ती- | योंकि अन्य इच्ध्ियो प्राणके 


णि चलनात्मकः रूपसे और आपने 
तराणि करणानि | 
कह “लेन लत प्रकाशात्मक रूपसे ही रूपबती हैं; 


स्वेन च ग्रकाशात्मना; न हि | (रण, आ्राणके सिर किसी अन्य 
प्राणादन्‍्यत्र॒ चलनात्मकत्वोप- | इच्द्रियमें चलनात्मकत्वकी उपर 
पत्तिः चलनव्यापारपूर्वकाण्येव | नहीं हो सकती और ये सर 


घायण ५ ] 


जन) ..>क७ "पक, +-.-म च्यक->कक च्याए. 3-७० न्यक-पबआ« 'याक>:.४०७ “या कक 


हि सदा खब्यापारेपु लक्ष्यन्त; 
तणादेते बागादय एतेन प्राणा- 
भिधानन आख्यायस्ते5मिधीयन्ते 
प्राणा इत्येयम्‌ | 

ये एयं प्राणास्मतां सबकर- 
णानां वेनि प्राणशब्दाभिधयत्य॑ च, 
तेन है बाघ तेनेच विदृपा तत्कुल- 
माचक्षते छोफिकाः। यपिन्कुले 
से विद्वाज्भातों नवति तत्कुलं बिद्व- 
न्ाम्तेव प्रधितं भवत्यमृप्येद 
फुलमिति, 
ये एवं यथोक्त॑ वेद वागादीनां 


शा [रभाष्याथ 


यथा तापत्य इति। , 


रे७१ 
बकर-.. ब्याज ब्करस>22क व्याई >नपक 
चल्नव्यापारपृषक ही अपने व्यापारों- 
| प्रवृत्त होती दिखायी देती है, 
सलिये ये बागादि इन्द्रियो इस प्राण- 
नामसे ही आण! इस प्रकार 
कइकर पुकारी जाती है । 
जो इस प्रकार समस्त इन्द्रियोकी 
प्राणज्वता और पआआण! शब्दद्वारा 
पुझारा जाना जानता है, उसीसे अर्थात्‌ 
उस विद्वानके द्वारा ही छोकिक पुरुष 
सके कुलको पुकारते हैँ | अथात्‌ 
6 विद्वानू जिस कुझमे उत्पन्न हीता 
एं वह कुठ उस विद्वानके नामसे ही 
प्रत्तिद्” होता है कि यह कुछ अम्ुक- 
का हैं, जैसे तापत्य | जो इस प्रकार 


जा 
रे 
का 


.. । उपयुक्त बागादिकी ग्राणछपता और 


प्राणरूपतां प्राणाख्यत्यं च तस्थे- 
तनन्‍्फलम्‌ | 

फ्िल्ल यबः कथिंद हेव॑बिंदा 
प्राणात्मदशिना स्पथते तत्प्ति- 
पक्षी सन, सोडम्िल्नेव शरी रेउलु- 
ग्ुप्यति शोपमुपगच्छति। अनुशुष्य 
हव गोप॑ गत्वेव अन्ततो्न्ते 
प्रियत्‌ न सदसानुपद्ुतों प्रियते। 
इत्यनप्रक्तमध्यात्म प्राणात्मद 


न अल ज>3-33न--जनननन-+ 3 बीते. नी न-म++«नमीननिननभिनगननननिनन-ीननिनन-+म- जम >नजम-ऊ-ऊआ-+ 





प्राणसज्ञकताको जानता है, उसे यह 
फर प्राप्त होता है । 


तथा जो कोई भी इस प्रकार 
जाननेयाले प्राणात्मदर्शसि उसका 
प्रतिपक्षी होकर स्पर्ता करता है वह 
इसी शरीरमे “अनुशुष्पति!---सूख 
जाता है| और सूखकर---शोपको 
प्राप्त होकर ही अन्तमें मर जाता है । 
वह ॒ब्रिना किसी उपद्रवके सहसा 
नहीं मरता। इस प्रकार यह अध्यात्म- 
प्राणात्मदर्शन कहा--यह श्रुट्युक्त 





<- तपती सूर्यदेवकी कन्या थी; वह्द चन्द्रवशी राजा सबरणको विवादी गयी 
थी। उसका वा उसके नामानुसा: तापत्य” कहलाया । 


३७२ बहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
च्यईअ23%- ईस्‍>:2%- बे बाई >:2%, नई (००% जाई 2-४ -आई<> 2७. (2: बट :७७, का, ८2, (29, 
नमित्युक्तोपसंहारोडधिदेवतग्रदर्श- | उपसहार आगे आविदत्रिक दर्शनको 

नाथः ॥ २१॥ प्रदर्शित करनेके लिये है ॥२१॥ 


-* पलकफ्िण-- 
अधिदेवदर्शन 
अथाधिदेवलं ज्वलिप्याम्येबाहमित्य पिदधे तप्स्या- 
म्यहमित्यादित्यों भास्याम्यहमिति चन्द्रमा एबमन्या 
देवता यथादेवत< स यथेषां प्राणानां मध्यमः प्राण एव- 
मेतासां देवतानां वायुम्लॉंचन्ति ह्न्या देवता न वायुः 
सेषानस्तमिता देवता यद्वायुः ॥ २२॥ 


अब अधिदेवदर्शन कहा जाता है---अप्निने ब्रत किया कि - मैं 
जलता ही रहूँगा?, सूर्यने नियम किया, “मैं तपता ही रहूँगा |” तथा 
चन्द्रमाने निश्चय किया, 'मैं प्रकाशित ही होता रहूँगा |? इसी प्रकार अन्‍य 
देवताओने भी यथादैवत ( जिस देवताका जो व्यापार था, उसीके अनुसार ) 
व्रत किया | जिस प्रकार इन वागादि ग्राणोंमें मध्यम प्राण है, उसी प्रकार 
इन देवताओमें वायु है, क्योंकि अन्य देवगण तो अस्त हो जाते हैं; किन्तु 
वायु अस्त नहीं होता | यह जो वायु है, अस्त न होनेवाला देवता है ॥२२॥ 


अब आगे अधिदेवत--देखता- 
विषय दर्शनपच्यते विषयक दर्शन कहा जाता है। 
विषयं च्यते। करय देवता- | अर्चात्‌ इस वातका विचार मिा 
जाता है कि किस देवताविशेषका 
त्रत धारण करना श्रेष्ठ है | अध्यक्ति- 
दर्शनके समान यहाँ भी सब प्रसग 
समझना चाहिये | 'मैं जछ्ता ही 
रहूँगाः ऐसा अग्निने ब्रत घारण किया। 


अथानन्तरं अधिदेवतं देवता- 





विशेषयय व्तधारणं श्रेयः $ इति 


मीमांसते । अध्यात्मवत्सवम्‌ । 





ज्यल्ष्याम्पेवाहमित्यमिदधे । 


शाउाण ५ ] शाउरभाष्यार्थ ३७३ 


अका ०2० व्क->)0७० जा -+ 2 च्क(ग। 2ऋ, न्याए > फ नाई (>> पिन 


के! ह- ० अप 0 की, कल ३०] 
ब्या, +), थक पक... नाक चक +3 फेक नया. आओ व्या.." अल 


नप्थाम्पहमित्यादित्यःः भासा- 


म्पहपिति चन्द्रमा: एयमन्या 


देवता यथादेवतम्‌ । 

सोध्य्यात्म॑ वागादीनामेपां 
प्राणानां मध्य मध्यमः प्राणों 
मृन्युना अनाप्तः खकमंणो ने 
प्रद्यावितः स्वेन प्राणत्रतेनाम- 
ग़त्रती बथा। एसमेतासामग्न्या- 
दीनां देवतानां वायुरापि । म्लो- 
चन्त्यस्त॑ यन्ति स्वकर्मश्य उपर- 
मन्ते-यथाध्यात्म॑ बागादयोअ5न्या 
देवता अग्न्याद्रा: न वादपुरस्तं 
याति-यथा मध्यमः प्राण: अतः 
सपा अनस्तमिता देवता यद्धायु- 
योंटयं वायु: । एचमध्यात्ममधि- 
देव च मीमांसित्या निर्धारितम्‌- 
प्राणवाय्वात्मनोत्रेतमभम्रमिति।२२। 


था तपता दी रहूंगा? ऐसा आदित्यने 
और 'मे प्रकाशित ही द्वोता रहूँगाः 
एसा चन्द्रमानें नियम कर लिया। 
इसी प्रफार यवादेत्रत अन्य देवताओ- 
ने भी त्त वारण किया | 


उन वागादि अध्यात्म प्राणोमे 
नसे मायम प्राण मृस्युसे ग्रस्त नहीं 
हुआ, अपने कर्मसते च्युत नहीं क्रिया 
गया, अपने प्राणनत [ के पालन ] से 
उसका तत भग नहीं हुआ, उसी प्रकार 
इन अम्नि आदि देवताओर्मे वायु रहा, 
क्योंकितागादि अय्यात्म प्राणोके समान 
अम्नि आदि अन्य देवगण अस्त होते 
अर्थात्‌ अपने कमेंसे निदृत्त होते है, 
किन्तु वायु अस्त नहीं होता, जैसे 
मन्यम प्राण; अत. यह जो वायु है 
वद्ठ अनस्तमित (कभी अस्त न 
होनेबाछा ) देवता है। इस प्रकार 
अध्यात्म और अधिदेवसम्बन्धी त्रिचार 
करके यह निश्चय किया गया है कि 
प्राणदप और वायुरूप हुए उपासकों- 
का ब्रत अभगम्न रहता है || २२॥ 





प्राणब्रतकी स्तुतिमें मन्त्र 


अथेष स्छोको भवति यतश्रोदेति सूर्योग्स्तं यत्र च 
गच्छतोति प्राणाद्वा एप उदेति प्राणेसस्तमेति त॑ देवाश्व- 


३७७४ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
ब्क>2% "कफ व्याई 22% कर; जया ०८220 जाई >-2:% जा >> पक न्या८>क नया: 2क आई 2-2 ब्या(>:2%, व्क न फक, 


क्रिरे धमं& स एवाद्य स उ श्र इति यद्दा एतेमुह्यपत्रियन्त 
तदेवाप्यद्य कुबन्ति | तस्मादेकमेव ब्रतं चरेत्पाण्या्चेबा- 
पान्या्व नेन्‍्मा पाप्मा सतत्युराप्नुवदिति यद्यु चरेत्समापिप- 
यिषेत्तनो एतस्ये देवताये सायुज्य< सलोकतां जयति॥२१॥ 

इसी अर्थका प्रतिपादक यह मन्त्र है--'“जिस ( वायुदेत्रता ) से सूर्य उदय 
होता है और जिसमें वह अस्त होता है? इत्यादि | यह प्राणसे ही उदित 
होता है और प्राणर्मे ही अस्त हो जाता है । उस घर्मको देवताओंने किया 
है | वही आज है और वही कल भी रहेगा | देवताओंने जो त्रत उस समय 
धारण किया था वही आज भी करते हैं | अत, एक ही तब्रतका आचरण 
करे | प्राण और अपानब्यापार करे | मुझे कहीं पापी मृत्यु व्याप्त न कर 
ले--इस भयसे [ इस व्रतका आचरण करे ]। और यदि इसका आचरण 


करे तो इसे समाप्त करनेकी भी इच्छा रखे | इससे वह इस देवतासे सायुब्य 
और सालोक्‍्य प्राप्त करता है ॥ २३ || 

इसी अर्थका प्रकाशक यह छोक 
यानी मन्त्र है--- जहॉँसे अर्थात्‌ जिस 
वायुसे सूर्य उदित होता है तथा 


अथेतस्मैवार्थय प्रकाशक एप्‌ 
छोको मन्त्रो भवति | यतथ् 


यस्ाद्वायोरुदेत्युद्गच्छति स्तर 
अध्यात्मं च चश्चुरात्मना ग्राणाद 
अस्तं च यत्र वायों श्राणे च गच्छ- 
त्यपरसन्ध्यासमये स्वापसमये च 
पुरुषस्स, त॑ देवास्तं धर्म देवाश्र- 
क्रिरे ध्वृतवन्तो वागादयोउग्या- 
दयश्व ग्राणव्रतं वायुत्रतं च पुरा 


अध्यात्मपक्षमें जिस प्राणसे वह चक्षु- 
रूपसे उदित होता है और जहॉ- 
वायु और पग्राणमें सायंकाल एवं पुरुष- 
की सुषुप्तिके समय वहें अस्त 

जाता है, उस धर्मको देवताओंने 
किया--धारण किया; भर्थात्‌ - 
वागादि इच्द्रियोंने और अन्‍्यादि 
देवताओंने पूर्वकालमें विचार की 
क्रमश: प्राणत्रत और वायुत्रत धारण 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाप्याये ३७५ 
६(<५५० जक _+ ७ व्यक --अ याद <>- 2 न्याई:--2बक, व्यास >> 2 पथ. बहा >> कक नई“: थक हाई >: 7 आक न न) पक व्या (न क, 


विचाय । स एवादेदानी श्वोडपि : किया | वही आज इस समय अनु- 
़ |] वर्तित होता है और करू-भविष्य- 
भविष्यत्यपि कालेश्नुवत्य॑तेड्नु- काठमे भी देवताओंद्रास उसीका 
वतिप्यते च देवेरित्यमिग्रायः । अत न किए जोयग हरी इसकी 
| अभिप्राय हैं । 

तत्रेम॑ मन्त्र संक्षेपतों व्या-' यहां ब्राह्मण सक्षेपसे इस मन्त्रकी 
याख्या करता है--प्राणसे ही यह 
हा सूर्य उदित होता है और ग्राणमे ही 
उदेति प्राणेसस्तमेति । त॑ देवाथ- | अस्त हो जाता है | “त देवाश्नक्रिर 
क्रिरे धर्म स एवाद्य स उ श्व | धर्म स ए्वाद्य सउ श्र? इस उत्तरार्- 
इत्यस्स कोज्थः ? इत्युच्यते--यहूँ.. की कया अर्थ है ? सो बतव्यया जाता 
का «..... है--इन वागादि और अग्न्यादिने 
एत तब्रतमग्राह अद्जाप्मन्काढ ! (4 समय ऋमश: जिन प्राणब्रत और 
वागादयो5ग्न्यादयश्य प्राणद्रतं | ब्ायुत्रतको धारण किया था उन्हींको 
बायुत्रत॑ चाश्रियन्त, तदेवाद्यापि | में आज भी करते हैं, उसीका अलु- 
वर्तन वे करते हैं और उसीका अनु- 
वर्तन करेंगे | उनके द्वारा वह ब्रत 
ब्रत॑ तरभम्नमेव । यत्तु वागादि- | अखण्डित ही है. | किन्तु जो वागादि 
ब्तमग्न्यादिव्र॒त॑च तद्धम्मेच, | और अग्न्यादिका ब्रत है वह तो 
तेपामस्तमनकाले स्वापकाले च खा 0 लत 
शा 0००2 सुपुप्तिके समय उनका क्रमशः वायु और 
वाया श्राणे च निम्ठक्तिदशनात्‌ | | ग्राणमें अस्त होना देखा जाता है। 


अथतदन्यत्रोक्तम-/यदा वे | यही बात एक अन्य स्थानपर भी 
कही है---““जिस समय पुरुष सोता 
है, उस समय वाका ग्राणमें लीन हो 
जाती है तथा ग्राणमें ही मन, ग्राणमें 
ही चक्षु और प्राणमें ही श्रोत्र छीन 


त्रा्अणम्‌-भ्राणाह्या एप छय , 


कुबन्त्यनुवर्तन्तेड्नुवर्ति प्यन्ते च्‌ | 





पुरुषः खपिति ग्राणं॑ तहिं वाग- 





प्येति ग्राणं मनः ग्राणं चक्षुः ग्राणं 


जा 


३७६ बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
बाई 722 २८22, नया 2: नाई <>:22%- नाई ० 2 नई ६3८22 नई ९-2 नया, यान :क ब्याज व्याई ७, 22... 


्रोत्रं यदा ग्रबुध्यते आ्राणादेवाधि | हो जाते हैं । जिस समय वह उठता 
हि है उस समय प्राणसे ही ये पुन, 

पुनर्जायन्त इत्यध्यात्ममथाधिदेवत॑ | उत्पन्न हो जाते है | यह अध्यात्त- 
हि .._, दंष्टि है, अब अधिदैवद्ृष्टि बतलायी 

यदा वा आम्नरनुगच्छांत वास | जाती है----जब अग्नि अनुगमन करने 
रस, . [(शान्‍्त होने) छगता है, उस 
तद्यनूद्याति तस्मादेनमुद्वासीदि- | समय वह वायुके अबीन ही 
. .. : |शान्‍्त होता है, इसीसे यह इसमें 

त्याहुवायुं ह्यनूद्गाति यदादित्यो- | अनुगत ( अस्त ) हो गया? ऐसा 
.. , ७ » , , | कहते हैं। जिस समय सूर्य अस्त 
उस्तमेति वायुं तहि अ्रविशति वायुं | द्वेता है तो वह बायुमें ही अनुगमन- 
प्रवेश कर जाता है, तथा वायुमें ही 
चन्द्रमा और वायुमें ही दिशाएं 
प्रतिष्ठित होती हैं. एबं वायुसे ही 
वे पुनः उत्पन्न होती हैं?” इत्यादि । 


यसाद्‌ एतदेव ब्रत॑ वागादि- | क्योंकि वागादि और अन्नादिमे 
यही त्रत अनुगत है, अथांत्‌ वायु 


प्वग्स्यादिषु चालुगतं यदेतद्वा-| धन व सिवा 
योश्र प्राण्स च परिस्पन्दात्म- है, वही समस्त देवताओंद्वारा भर्तित 





रि 
चन्द्रमा वाया दिशः प्रतिष्ठिता 


वायोरेवाधि पुनजोयन्ते” इति । 


कत्व॑ सर्वेरदेवेरनुवत्यमानं त्रतम्‌- | द्ोनेवाछा ज्रत है, इसलिये अन्‍य 
तसादन्योज्प्येकमेव व्रत चरेत्‌ | | किसीको भी एक ही ब्रतका आचरा 
चाहिये क्या 
कि तत * प्राण्पात्पाणनव्यापारं | ों चाहिये। वह एके तत 
कि तत्‌ $ प्र आआणनव्यापाएं | $ | ,पर्यातः-आणनब्यापार 
कुर्यादपान्यादपाननव्यापार॑च; | और «अपान्यात्‌ः--अपाननब्यापा 
न हि प्राणापानव्यापारस्य ग्राणना- | करे, क्योंकि प्राण और अपानके 
पाननलक्षणस्थोपरमोउस्ति | त- | व्यापार आणन और अपाननकी करे 
ऑन अत लरेिल्मॉफियो निवृत्ति नहीं होती | अतः इस 
| व्रत चरेद्धित्वेन्द्रिया- 
न्तरव्यापारं नेन्मा मां पाप्मा 


भयसे कि मुझे कहीं श्रमरूपी पापात्मा 
मृत्यु व्याप्त न कर ले, अन्य इच्दिया- 
मृत्यु: श्रमरूप्याप्लुवदाप्लुयात्‌ । 


के व्यापारको छोड़कर एक इसी 


म्ाह्मणण ५ ] 


शाउइरभाण्याथे 


३७७ 


चकरट >। पके "आल व्या 3 फकक व्याई--कक जय - कक, “कल "का --2क (7-0 व्7-80० आक:27.:2७. च्यक्< 2:29 व्य्ध<->- 


नेच्छब्दः परिमये-यदहमसाद्‌ 


4 
4 


व्रतात्मच्युतः स्याम्‌ः ग्रस्त एवाहं ' 


मत्युना' इत्यें त्र॒स्तों धारयेत्पाण- 
व्रतमित्यभिप्रायः | 


यदि कदाचिद्‌ उ चरेत्पारभेत द 
प्राणत्रतम्‌, समापिप यिपेत्समापयि- 
तुमिच्छेतः यदि बस्माद्‌ ब्रतादुपर- 
मेत्याणः परिभतः स्थादिवाशः 
तम्मात्ममापयेदूव । तेन उ 
तेनानेन अतेन ग्राणात्मप्रतिपत्त्या 
स्वभूतेपू-बागादयो5ग्यादयशथ 
मदात्मक्ा एव, अहं ग्राण आत्मा । 
संबपरिस्पन्दकृत्‌- एवं तेनानेन | 
त्रतवारणेन एतस्या एच ग्राणदेव- 
तायाः. सायुज्य सयुग्श- 
वमेकात्मत्व॑ सलोकतां समान- 
लोकतां वा एकस्थानत्वम्‌-विज्ञान- 
मान्धापेक्षमेतत्‌-- जयति प्रामो- 
तीति ॥ २३ ॥ 


त्तका आचरण करे | यहाँ पनेत्‌? शब्द 
परिभयके अर्भम है | अभिप्राय यह 
हू कि 'यदि में इस जतसे च्युत हो 
जाऊगा तो अवश्य मृत्युसे ग्रस्त हो 
जाऊंगा? इस प्रकार डरता हुआ 
प्राणपतकों घारण करे । 

यदि कभी प्राण्नतका आचरण- 
आरम्भ करे तो उसे समाप्त करनेकी 
इच्छा रखे, क्योंकि यदि इस बअतसे 
[ ब्रीचमे दी ] हृठ जायगा तो प्राण 
और देवताओका परामत्र होगा, 
इसडिये इसे समाप्त करना ही चाहिये। 
'तेन उ! अर्थात्‌ उस इस आ्राणात्मल- 
की प्राप्तिरप अतसे समस्त भूतोमे 
वागादि और अग्न्यादि मेरे ही खस्पहै, 
मे प्राणखप आत्मा सबका परिस्पन्दन 
करनेवाला हूं! इस प्रकार उस इस 
त्तकी धारण करनेसे इस प्राण- 
देवताके ही सायुज्य--सयोग अर्थात्‌ 
एकखरूपताको तथा विज्ञानकी मन्दता- 
की अपेक्षासे सलोकता--समान- 
छोंकता अर्थात्‌ समानस्थानत्वको 
जीतता अर्थात्‌ उसे प्राप्त कर लेता 
हैं ॥ २३॥ 


“४5अऔीसज 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्वाप्ये प्रथमाब्याये पद्चम सप्तानब्राह्मणम्‌ || ५॥ 


+74-३ हज )). आज (+--+ 


क्ष्ड ऋफ्ह्ञाण्‌ 


पूर्वोक्त अक्धिकार्यका उपसहार--नामसामान्यभूता वाक्‌ 

यह जो साध्य-साघनरूप व्याक्त 
जगत्‌ और य्राणात्मप्राप्तिपर्यन्त 
्ि उत्कर्पवाछा उसका फल भी अविधाके 
ग्राणात्मप्राप्त्यन्तोत्कपवदपि. | विपयरूपसे आरम्म किया गया है 
तथा वृक्षके वीजके समान जो 
“अव्याकृतः शब्दसे कही जानेवाली 
इसके व्याकरण (व्यक्त होने) से 
पू्वकी अवस्था है, यह सब-- 


यदेतदविद्याविषयत्वेन प्रस्तुत 
साध्यसाथनलक्षणं व्याकृतं जगत्‌ 





फलम्‌, या चेतस्य व्याकरणा- 
त्प्रागवख्था अव्याकृतशब्दवाच्या 
वृक्षबीजवत्सवेमेतत्‌-- 

त्र॑यं वा इदं नाम रूप कम तेषां नाम्नां वागिः 
त्येतदेषाम॒क्थमतो हि सबोणि नामान्‍्युत्तिष्ठन्ति। एतदेषा< 
सामेतद्ि सर्वैनोमभिः सममेतदेषां ब्रह्मेतडि स्ोणि 
नामानि बिमति॥ १ ॥ 


यह नाम, रूप और कर्म तीनका समुदाय है। उन नामोंकी वाक! 

यह उक्थ ( कारण ) है, क्योंकि सारे नाम इसीसे उत्पन्न होते हैं । यह 

इनका साम है | यही सब नामोंमे समान है | यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि 
यही समस्त नामोको धारण करती है ॥ १॥ 

त्रयम कि ततल्रयम $ इत्युच्यते। त्रय है | वह त्रय कया है ! सो 

बतलाया जाता है--नाम, रूप और 

नाम रूप॑ कम चेत्यनात्मैव। नात्मा | कर्म-यह अनात्मा ही वह त्रय है। 





ब्राह्मण ६ ] शाइरभाष्याश ३७९ 
ब्क (न पक, ज्का रेट क जाए 3:20 "को 0 व्यय - नया न्याई"० फ व्याई ० ऋ- चक( >* प्यार 22%, 'ाई ८2%, रे] 
सत्साक्षादपरोक्षाह्ह्म । तस्मा- | जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है वह 
दस वि हर आत्मा नहीं | अतः [ मुसुक्षु ] इससे 
ज्येतेत्थेवमरथद्रय॑ वा । '्वक्त हो जाय--इसडिये तरयं वा 
इत्याद्ारम्भः । न छ्यसादनात्म- इत्यादि मन्त्रका आरम्भ किया गया 
है। क्योंकि इस अनात्मासे जिसका 
चित्त नहीं हट है, उसकी बुद्धि 
मै ब्रह्म हूँ? इस प्रकार आत्मठोककी 
ही उपासना करनेके लिये प्रकृत्त 
नहीं होती | कारण, बाह्य प्रवृत्ति और 
प्रत्यगात्मविषयिणी बृत्तिमे पररुपर 
विरोध है | ऐसा ही कडोपनिषद्‌मे 
भी कड्ा है-.“खयम्भू परमात्माने 
इन्द्रियोंकी बहिमुख करके हिसित 
कर दिया हे, इसलिये पुरुष बाह्य 
विषयोंको ही देखता है, अन्तरात्मा- 
को नहीं | अम्ृतत्वकी इच्छा करने- 
वाले किसी-किसी धीर पुरुषने ही 
इन्द्रियोको. विषयोंसे. हटाकर 
अन्तरात्माको देखा है? इत्यादि | 


नोड्व्यावृत्तचित्तर्य आत्मानमेव 
लोकमहं ब्रह्मासीत्युपासितु बुद्धि 
प्रवतते । बाह्मप्रत्यगात्मप्रवृत्त्यो- 
विरोधात्‌ । तथा च काठके-- 
“पराश्वि खानि व्यतृणत्खयम्भू- 
स्तस्मात्पराड परुयति नान्तरात्मन्‌। 
कश्रिद्धोरः. प्रत्यगात्मानमेक्ष- 
दघृत्तचश्षु रमृतत्वमिच्छन्‌!! ( कृ० 
उ० २। १॥ १) इत्यादि | 


कथ॑ पुनरस्य व्याकृताव्या-| किन्तु इस व्याकृत और अव्याकृत 
कृतस्थ॒ क्रियाकारकफलात्मनः 80002 संसारको ह 
५ रे -कर्माव्मकत क्‍यों श 
संसारस्थ नामरूपकर्मात्मकतिव १ | 
न पुनरात्मत्वम्‌[इस्पेतत्सम्भावगितु आत्मखरूपता क्यो नहीं है ? ऐसी 

उनगत्मवम'इत्यतत्सस्मावयितु |, दना की जा सकती है, अतः 
शक्‍्यत इति; अन्रोच्यते--तेषां | इस विषयमें कहते हैं---ऊपर जिनका 
नाम्नां यथोपन्यस्तानां | उल्लेख किया गया है, उन नार्मोंका 
वागिति शब्दसामान्यम्नच्यते | | 'वाक यह शब्दसामान्य कहा जाता 


३८० 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय १ 


जो >:2%, नए >- 2८, व्य >:2 नया > ०72 व्याद 22% न: कर बाई 32, व्या (०. व्याई>:- ७ व्या>:2% व्या( (2-30 बह, 


“ये कृश् शब्दों वागेव सा! 
(१।५।३ ) इस्युक्तत्वा- 
द्वागित्येतस्थ शब्दस्य योज्थः 
शब्दसामान्यमात्रम्‌॒ एतदतेपां 
नामविशेषाणामुक्थ॑ कारणमरुपा- 
दानम सैन्धवलवणकणानामिव 
सेन्धवाचलः । 

तदाह--अतो बह्यसान्नामसा- 
मान्यात्सवाणि नामानि यज्ञदत्तो 
देवदत्त इत्येवमादिग्रविभागान्यु- 
त्तिह्वन्त्युत्यचन्ते. ग्रविभज्यन्ते, 
लव॒णाचलादिव लव॒णकणाः; 
कार्य च फारणेनाव्यतिरिक्तम्‌ | 
तथा विशेषाणां च सामान्‍्येउन्त- 


भावात्‌ । 

कथ॑ सामान्यविशेषभाव इति- 
एतच्छब्द्सामान्यमेषां नामविशे- 
पाणां साम। समत्वात्साम, सामा- 
न्यमित्यथ;; एवड्ठि यस्मात्सवैं- 
नोमभिरात्मविशेषः. समम्‌। 
क्रिश्व आत्मलाभाविशेषात् नाम- 


विशेषाणाम्‌ । यस्य च यसा- 


है | क्योंकि ऐसा कहा गया है कि 
“जो कुछ शब्द है वह वाक्‌ ही है? 
इसलिये वाकू इस शब्दका 
जो अर्थ हैं वह शब्दसामान्यमात्र 
इन नामत्रिशेपोंका उक्‍्धथ कारण 
अर्थात्‌ उपादान है, जिस प्रकार 
सैन्धवगिरि सेन्चबरठ्बणके कर्ोंका। 
यही बात श्रुति कहती है-- 
क्योकि। इस नामसामान्यसे ही 
छ्वणाचलसे ल्वणके कण्णोके समान 
समस्त नाम--यज्ञदत्त, देवदत्त 
इत्यादि नामत्रिभाग उत्पन्न अर्थात्‌ 
विभक्त होते हैं और कार्य कारणसे 
अभिन्न होता है तथा विशेष भी 
सामान्यके अन्तर्गत रहते हैं । 
किन्तु नाम और वाकका सामान्य- 
विशेषभाव किस प्रकार है  [ सो 
बतछाते है--- ] यह शब्दसामान्य 
ही इन नामविशेषोंका साम है | यह 
सम होनेके कारण साम अर्थात्‌ 
सामान्य है, क्योंकि यही अपने विशेष- 
भूत सम्पूर्ण नामोंसे सम है | तथा जितने 
नामविशेष हैं, उन्हें नामसामान्यपे 
ही खरूपकी ग्राप्ति होती है, अत 
उनसे अविशेष ( अभिन्न ) 


कारण [ उनका ना ही 
अन्तर्माव॒होता है] । जिससे 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइरमभाष्यार्थ 


३८१ 


दात्मलाभो भवति स तेनाप्रवि- 
भक्तो दृष्ठ, यथा घटादीनां मदा। 

कथं नामविशेषाणामात्मलामो 
वाच इत्युच्यते--यत एवदेपां 
वाकछब्दवाच्य॑ वस्तु ब्रह्म आत्मा, 


जिसको अपने खरूपकी प्राप्ति होती है 
उससे वह अभिन्न ही देखा गया है, 
जैसे मृत्तिकासे घटादिका अमेद है। 


नामविशेषोको वाक्‌ अर्थात्‌ नाम- 
सामान्यसे अपने खरूपकी प्राप्ति 
किस प्रकार होती है ? सो बतढाया 
जाता है---क्योंकि यह 'वाक! शब्द- 
वाच्य वस्तु इन ( नामविशेपों ) का 


ततो ह्ात्मलाभो नाम्नाम्‌, शब्द- | ,ह्म-आत्मा है; कारण कि उसीसे 


व्यतिरिक्तखरूपानुपपत्तेः | तत्म- | 


तिपादयति--एतच्छब्दसामान्य॑ 


नामोंको अपना खरूप प्राप्त होता है 
क्योकि शब्दसे भिन्न उनका कोई खरूप 
होना सम्भव ही नहीं है। इसीका 


हि. यसाच्छब्दविशेषान्सवाणि | ठतिं प्रतिपादन करती है--क्योंकि 


नामानि विभति धारयति खरूप- 
प्रदानेन | एवं कार्यकारणत्वोप- 
पत्तेः सामान्यविशेषोपपत्तेरात्म- 
प्रदानोपपत्तेश् नामविशेषाणां 
शब्दसात्रता सिद्धा । एवमुत्तर- 


योरपि सब योज्यं यथोक्तम्‌ ॥१॥ 


यह राष्दसामान्य ही शब्दविशेषरूप 
सम्पूर्ण नामोंकी, उनका खरूप प्रदान 
करके, धारण करती है | इस प्रकार 
कार्य-कारणत्व, सामान्य-विशेषत्व और 
आत्मप्रदानत्वकी उपपत्ति होनेसे नाम- 
विशेषोकी शब्दमात्रता सिद्ध होती 
है | इसी प्रकार आगे कहे जानेवाले 
दो पर्यायोमें सी उपयुक्त सारी 
योजना छगा लेनी चाहिये।॥ १ ॥ 


रूपसामान्य चक्षुका वर्णन 
अथ रूपाणां चद्षुरित्येतदेषासुक्थमतों हि सवाणि 
रूपाण्युत्तिए्ठन्ट्येतदेषा< सामेतद्धिः सर्व रूपेः सममेतदेषां 
ब्रह्मेतद्धि सवाणि रूपाणि बिसति ॥ २॥ 


इ्८२ बृहदारण्यकोपनिप द्‌ [ अध्याय १ 
ब्क(८2 3, जा ८2%, बकाया २2: नया >>: न्याई 2५७ वा: >+>:2७ "वाई :..0७ नई ८-८०. नया 37.2७ बक>> ७ या: >>.2७ 

अब, रूपोका चक्षु सामान्य है, यह इसका उक्थ है। इसीसे सारे 
रूप उत्पन्न होते हैं | यह इनका साम है, क्योंकि यह समस्तरूपसे सम 
है | यह इनका ब्रह्म है, क्योकि यही समस्त रूपोको धारण करता है ॥२॥ 


अथेदानी रूपाणां सितासित-| अथ-अब, झृन-कष्ण (गैर्ड्याम) 
, _ . ७ ' आदि रूपोका चक्षु [ सामान्य ] है, 
प्रशृतीनां चल्लरिति चल्नविषय- अर्थात्‌ चक्षुके विपयभूत रूपोंका 
सामान्य चक्षुःशब्दाभिधेयं रूप- | सामान्य चक्षु' रब्दसे कहा जानेवाल, 
रूपसामान्य अथवा प्रकास्यसामान्य 
कहा जाता हैं। इसीसे सत्र रूप 
अतो हि सर्वाणि रूपाप्युत्तिष्ठन्ति, | उत्पन्न होते है | यह इनका साम 

हेषां .... __.., है, क्योंकि यह समस्त रूपोंसे सम 
रा के, कर मे है | यह इनका ब्रह्म है, क्योंकि 
रूपेः समम, एतदपां ब्रह्म) एतद्वि | यही समस्त रूपोंको धारण करता 
सवाणि रूपाणि विभति ॥ २॥ |है॥२॥ 

-अि424- 


सामान्य प्रकाश्यमात्रमभिधीयते | 


0 मार आत्म 
कमसामान्य आत्मामें सबका अन्तर्भाव दिखाना 


अथ कर्मणामात्मेत्येतदेषामुक्थमतो हि. संबोणि 
कमाप्युत्तिधन्त्येतदेषा: सामैतद्धि सं: कर्ममिः सममेत- 
देषां ब्रह्मेतडि, सर्वाणि कर्माणि बिभति तदेतलय* 
सदेकमयमास्मात्मो एकः सन्नेतत्तयं तदेतदम्नत* सले- 
नच्छन्नं प्राणो वा अम्ृतं॑ नामरूपे सत्य ताभ्यामय 
प्राणझछन्नः ॥ ३ ॥ 


अब, कर्मोंका सामान्य आत्मा ( शरीर ) है। यह इनका उक्थ है । 
इसीसे सब कर्म उत्पन्न होते हैं | यह इनका साम है, क्योंकि यह समर 


ब्राह्मण ५ ] शाहरमाप्यार्थ ३८३ 
न: 20 वहा हाई 2:24, नई (2-2 %- व्याइ 3:22 व्याई 52%, व्याद ८2 ब्याई >> पक जाई कफ 2 2५% कट २2:0७. 


कमोंसे सम है| यह इनका ब्रह्म है, क्योकि यही समस्त कर्मोको धारण 
करता है | वह यह तीन होते हुए भी एक आत्मा है और आत्मा भी 
एक होते हुए यह तीन है | वह यह अमृत सत्यसे आच्छादित हैं। ग्राण 
ही अमृत है और नाम-रूप सत्य हैं, उनसे यह ग्राण आच्छादित है |३॥ 


! व चलन कर्मविशेषोक 
मननदशनात्मकानां चलनात्म- 
65 है क्रियासामान्यमात्रमें अन्तरभाव बतलया 
काना च _क्रयासामान्यम्रान्रजन्त- | जाता है । किस ग्रकार ? समस्त 
भाव उच्यते। कथम ? सर्वेषां | कर्मव्िशेधोका आत्मा-शरीर सामान्य 
मंविशेषाणामात्मा शरीर सामा- | 8 कस 
230 30 ग यहाँ कर्मको “आत्मा? कहा है। 
न्यमात्मा, आत्मनः कम आत्मे- | ऊपर यह कहा जा चुका हैं कि 
त्युच्यते | 'आत्मना हि शरीरेण आत्मा यानी शरीरसे [ जीब ] कर्म 


करो ख करता है।! शरीरमे ही समस्त कमोंकी 
कर्म करोति' इत्युक्तम्‌ | शरीरे च अभिव्यक्ति होती है | अत आत्मस्थ 


सर्व कमांभिव्यज्यते । अतः | होनेके कारण कर्मको उसी गद्दसे 
तात्स्थ्यात्तच्छव्द कर्म-कर्मसामा- | ही जाता है, वह कर्मतामान्य- 
अाशवधपित्मो दि. ' मात्र ( आत्मा ) समस्त कमाका 
न्यमात्र सर्वेपामुक्थमित्यादि | 44५ है... इत्यादि सत्र पूर्ववत्‌ 
पूर्वेबत्‌ | ' समझना चाहिये। 
तदेतद्थोक्त॑ नाम रूप कम वे ये उपर्युक्त नाम, रूप ओर 
82 . . ,्र्म तीनों एक दूसरेके आश्रित, 
त्रयामतरतराश्रयम्‌।, इतरतराभः एक-दूसरेकी अभिव्यक्तिके कारण, 


_ ,_. . एक-दूसरेम छीन होनेवाले और 
व्यक्तिकारणम्‌।इतरेतरप्रलयं संहर्त |. छे ह० तीन दण्टोके सन 
प्रत्परामल हुए ताव ठण्टाक समद्‌- 


अधेदानीं सर्वेकर्मविशेषाणां अब इस समय मनन-दश्शनात्मक 
| 


त्रिदष्डविष्म्भवत्‌. सदेकम्‌ | के समान एक हैं। उनकी क्विस 


३८४ बृहृददारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय १ 
६९% ९. ४९०७५. «६२०५ ६२२७ ०६९०५. ९००२७ ०९२५५. ९०५०. ६२. ८९५० ९०.. 
केनात्मनैकत्वम्‌ १ इत्युच्यते-- | रूपसे एकता है, सो वतलायी जाती 
है--यह आत्मा-यह कार्य-करणाक्रक 
सघातरूप पिण्ड तथा अननत्रयके 
प्रकरणमे “यह आत्मा एतद्गप है? 
एतन्मयो वा अयमात्मा' | इस श्रुतिसे जिसकी व्याख्या की 
गयी है वह, वस--यह जो नाम, 
रूप और कर्म है, इतना ही यह 
सारा व्याकृत और अव्याकृत [ जगत्‌] 
रूप॑ कर्मेति, आत्मा उ एकोड्यं ' है; और आत्मा भी एक यह कार्य- 


अयमात्मायं॑ पिण्डः कार्यकरणात्म- 
सट्डातः तथान्नत्रये व्याख्यातः 


इत्यादिना। एतावद्भीद॑ स्व 
व्याकृतमव्याकृतं च्‌ यदुत नाम 


कार्य करणसइगतः सनध्यात्माधि- ' करणसधातमात्र होते हुए यही एक 


भू ताधिदेवभावेन व्यवसितमेत- लि आज 
! भावसे स्थित नाम, रूप, कर्म यह 


देव त्रय॑ नाम रूप॑ कर्मेति | तदे- | त्रय है | उसीका यह आगे वर्णव 
तदक्ष्यमाणम्‌ । किया जाता है । 


अम्ृत॑ सत्येनच्छन्नमित्येतस्य अब श्रुति “अमृतं सत्येनच्छनम! 
वाक्यस्याथमाह--आणो वा अमृत इस वाक्यका अर्थ करती है--प्राणो 
वा अमृतमः--जो . इन्द्रियरूप, 


न शरीरका आन्तर आधारभूत और 
भूतोअ्म्ृतोडविनाशी। नामरूपे | आत्मखरूप है वह प्राण ही भम्ृत- 


सत्यं कार्यात्मके शरीरावस्थे; | अविनाशी है तथा शरीरावसित 
क्रियात्मकस्तु प्राणसतयोरुपष्ट-  कसत्मिक नाम-रूप सत्य हैं। उत- 


धर ४ का आधारभूत क्रियात्मक आग 
स्भका वाह्याभ्या शरोरात्मकामस्या- 
अल वृद्धिक्षयशील, बाह्य, शरीरखरूप, 


0 $ ५. 
सुपजनापायधर्मिम्यां मत्याभ्यां | सरणधर्मा नाम और रूपोंसे आच्छादित 
उन्नो्प्रकाशीकृतः । एतदेव | -अप्रकाशित किया हुआ है | यही 


करणात्मको5न्तरुपष्टम्भक आत्म- 





ब्राह्मण ६ |] शाह्रभाप्याथ ३८७ 
कर: (२2:2७. या >: "0, नई (>::क न्याई >:स्‍॥७ कं ७. न -..2७ “्यक 27 2%- “्यक ६ 2-20. “का 2-0७. ६.8 जद >>: 
संसारसतक्यमविद्याविपयं॑ ग्रदु- | अविद्याका विषयमत ससारका खन्ूप 
दिखलाया गया हैँ । इसके आगे 

ही | विद्याका विषपयमूत आत्मा ज्ञानत्य 
आत्माधिगन्तव्य इति चतुर्थ | है, इसलिये चतुर्थ - अव्याय आस्म् 


शितम्‌ । अत ऊर्ध्य॑ं विद्याविषय 


आरभ्यते ॥ ३ ॥ | किया जाता हैं || ३ ॥ 
की अ० 9७००७ 
इति बृहृदारण्यकोपनिपद्धाष्य प्रथमाष्याये 
पष्ठमुक्यत्राह्मणम || ६ ॥ 
इति भ्रीमद्रोविन्द्भगवत्पूज्यपादशिप्यस्य परमदंसपरियाजकायाय स्य 


श्रीमचछद्गरभगवतः छूतो बृद्ददारण्यकोपनिपद्धाप्ये 
प्रथमोषध्यायः ॥ १ ॥ 





(छल क्ष्म््‌ छः छः 
छिलीय छाए 
छ्य्क् काहतरण्‌ 
+-०>०१७५००-....- 
उपक्रम 

आत्मेत्येबोपासीत, तदन्वेषणे |. “आत्मा है? इस प्रकार उपासना 
संपभन्विरँ । _>_| करे, उसकी खोज कर लेनेपर सभी- 

च सपमान्दट सात; तदंव | खोज हो जाती है, तथा वह आर्ती- 
चात्मतत्व॑ सर्वससात्मेयस्त्वादन्वे- | तत्व ही सबसे अधिक प्रिय होनेके 


एव्यम्‌। 'आत्मानमेवावेदहं कारण खोजनेयोग्य है| 'उसने आत्मा- 
म्‌ औीत्सानमयावदह जक्षा | के ही जाना कि मैं ब्रह्म हूं? इस प्रकार 


सिर इत्यात्मतत्त्वमेक॑ विद्याविषयः। | [ निर्दिष्ट होनेके कारण ] एक रा 
>> या आल 68 ही ज्ञानका विषय है| 
कप * स*- | भेददृष्टिका विषय है वह यह अन्य 


अन्योज्सावन्योप्हमसीति नस | है, मै अन्य हूँ-इस प्रकार जो जानता 
03 है वह नहीं जानता? ऐसा कहे 
बैदेति-अधिधानिषयः । जानेके कारण अविद्याका विषय है | 


“एकथैवालुद्रष्टव्यम्‌! (द्रू० | “आत्मतलको एक ग्रकार ही 
उ० ४७ । ४७ | २०) »“म्ृत्योः | देखना चाहिये?” “जो यहाँ नावावद्‌ 
स मृत्युमामोति य इह नानेव | देखता है वह मृत्युसे शृत्युको प्राप्त 
पश्यति” (४ । ४। १९ ) इत्ये- | होता है” इस ग्रकारके वाक्योसि सम 
चमादिभिः ग्रविभक्तो विद्या- | उपनिषदोंमें ज्ञान और अज्ञानके विषयो- 
विद्यावियों. सर्वोपनिषत्सु । | को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कर दिया गया है । 


शजय * ] 


शाइरभाष्पाय 


रेट 


० 


ब्याह... ता यह. "ने.>तयाय> ज्गोक..ट+कात गए... **"....अवा “पक. "2..नककथ पह..")..दाक- व्याद॥.."....ाका+. महक." ...काथ> गए )>नकाक- गया. ०... नया... जय. कक, 


तय चायिद्याविषय/ से एव 
माध्यनाथना दिभदविशेषनविनियो- 
गेन व्यास्यातः-आ ततीयाध्या- 
गपरिसमात्तः । 

मच व्यास्याताउविद्याविपयः 
सत्र एप द्विप्रक्ार--- अन्तः प्राण 
उपष्टम्भकों गृहस्थेव स्तम्भादि- 
लक्षण: प्रद्राशर्शाग्मृतः चाहग्रग् 
यलक्षमोंउप्रसशाशकड्. उपज- 
नापायथमकस्तरण कुशमृ त्तिफाम मो 
गृरम्वेव संत्यशब्दवान्वा मत्य- | 
नेनामृतगब्दवाच्यः शाणस्छन्न 
टति चापसंहतम्‌ | से एवं च 
प्राणा. बादाधाग्भदेष्यनेकथा 
पिम्तृतः प्राण एफ देच इृत्युच्यते । 
तस्वेब बायः पिग्ठ एकः साधा" 


गग[ल्तायराद चशातर आत्मा । कहा जाता 
पुरारित' अनापतिः को हिरुण्य- | 
गभःरइत्वादिमिः पिण्टप्रवानः | 


उनव साथ-गापनादि भेदविशेषके 
विनियोग ग़रा ओयाके सभी विपय- 
की तृतीय आयायकी समापिपर्यन्त 
पाया कर दी गयी ४ । 


«४ बास्या किया हुआ अविया- 

पा सारा ही दिपिय दो प्रकारका ए-- 
ध्ग इस शरीरके भीतर प्राण € जो 
गृएकी धारण करनेयाले स्तम्भादिके 
समान शरीरझा आवधारमूत, प्रकाशक 
और अमृत हैं, तथा दूसरा € बाग 
कार्यक्षप प्रपश्ण, जो अग्रफाशक, 
बदधि-सयशीड, गृहफे तृण, कुश और 
मृत्तिकाके समान, मरणवर्मा और 
'पत्याः शादका वाच्य हँ। उससे 
अमृत? शादबाच्य प्राण आच्छादित 
८--ऐसा ऊपर उपसहार किया 
गया ह। बडी ग्राण बाद्य आवार- 
भेदार्म अनेक ग्रफारसे फेला हुआ 
४ और प्राण एक देव €? ऐसा 
| उसीका एक बाह्य 
साधारण ( समष्टि ) पिण्ड, जिसके 
सूर्यादि त्रिभिन्न करण हैं, विराद, 
वेश्वानर, आत्मा, पुरुषत्रिध, प्रजापति, 


गल्दगस्यावत सयादग्रानभक्त- | के और दिरिण्यगर्भ आदि पिण्डप्रधान 


करण । 
एक चानेक॑ च त्रद्म एतावदेव, 


शच्दांसे पुकारा जाता हैँ । 
एक और अनेक बह्म-वस इतना 


१. आदाणका तृतीय अच्याय उपनिषदका प्रथम अध्याय है। 


३८८ बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
नया) व्याई ०:2७, व्यापक व्याए 3-2 पक वन्य 2 चर ८2% व्याई ८८2] व्याद 2-2: व्याई न ट फ, न्य् 3८) न: ब्का<> क, 
नातः परमस्ति, प्रत्येक च शरीर- | ही है, इसके सिवा और कुछ 

कक - ८ | नहीं है, वह प्रत्येक शरीरमेदोंमे 

पारसमा रिक्त 

भेदेष॒ परिसमार्त चेतनावत्कते समाप्त होनेवाला ( परिच्छिन्न ) है, 
भोक्त च-:इत्यविद्याविषयमेव | चेतनावान्‌ है तथा कर्ता और भोक्ता 
| है. इस प्रकार अविद्याके वरिषयको 
ही आत्मखरूपसे समझनेवाला गार्ग्य 
ब्राह्मण यहाँ वक्तारूपसे उपखित 


त्मच्गजातशत्रः श्रोता; एवं हि किया जाता है, तथा इससे विपरीत 
त्मच्गजातशत्रः श्रोता। एवं है अननेवाठ आत्मदर्शी अजातशातर 


आत्मत्वेनोपगतो गाग्यों ब्राह्मणों 





वक्ता उपखाप्यतें; तह्विपरीता- 


यतः पूर्वपक्षसिद्धान्ताख्यायिका- | श्रोता है, क्योंकि इस प्रकार पूरवपक्ष 

गले पगजिआवो और सिद्धान्तकी आख्यायिकारूपसे 
रूप सम समरागाज्यः श्रादुवत्तस । ए पर्सित किया जानेवाठा विषय श्रोता- 
वशमेति; विपयेये हि तकशास्रवत्‌ | के चित्तके अधीन हो जाता है और 
केवलार्थानुगमव क्‍्यै रे वे व्रिपरीत रे तकंशात्र॒के समान 
: समर्प्षमाणों जम विपरीत तकशाल्र 
लिया रत्थों । केवल वस्तुका बोध करानेवाले वाक्यी- 
डविज्ञुयः खादत्यन्तवस्मत्ा | हे समर्पित किया जानेवाठा विषय 


इस्तुनः | तथा च काठके-- | दुर्विज्ञेय होता है, क्योंकि आत्मतत्त 
“अ्रवणायापि बहुमियों न लम्यः” | अत्यन्त सूक्ष्म है। इसी प्रकार कठो+- 
(कू० उ० १। २। ७) इत्या- | निषदूमे भी जो बहुतोंको छुननेके 
लिये भी नहीं मिलता”? इत्यादि वाव्या- 
मु से आत्मतत्त सुसंस्क्ृत देवबुद्ध 
त्वृ सामान्यमात्रबुद्धयगम्यत्व॑ च्च्‌ ( सालिकी बुद्धि ) का विषय और 
सम्रपश्चें दशितम्‌ ॥ “आचार्य- | सामान्यमात्र बुद्धिका अविषय है-- 


। [ गया है। 
वान्पुरुषो वेद” (६।१४। २) / विस्तासूरवक बह है! 
“आचार्याड्रच तथा “आचार्यवान्‌ पुरुष जानता 

आ विद्या” ( ४।९। “आचार्यसे ही विद्या सफल होती 


३) इति चच्छान्दोग्ये ।|है” इत्यादिख्पसे छान्दोग्योपनिषदूम 


दिवाक्येः सुसंस्कृतदेवबुद्धिगम्य- 


ब्राह्मण २ ] शाउरभाप्याथ ' ३८९ 
ज्याक _>वक- व्या<--- 2 व्यार-+ व्यापक व्या>--2)% न्याद :_-त.200- अक:2-..%- न्याक > 7 पक नया, व्याई पक न व्याई 3: 
"उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्त- और “तत्तदर्शी ज्ञानी लोग तुझे ज्ञान- 
न्वद््शिनः” (४ । ३४) इति | का उपदेश करेगे” इस वाक्‍्यसे गीता- 
च गीतामु | इहापि च मे भी ऐसा ही कहा है। यहों (इस 


शक्ल वात | उपनिषद्मे ) भी शाकल्य और 
गीकल्ययाज्ञः ते मम 


गहरत्वं महता संरम्भेण त्रक्षणों | से ब्रह्मतल्लकी अत्यन्त गहनताका 
वक्ष्यति--तसाच्छिल्ट एच्‌ । प्रतिपादन किया जायगा, अत 
आडख्यायिकारूपेण पूर्वपक्षुसिद्धा- | आख्यायिकारूपसे पूर्वपक्ष और 
न्तस्पमापाद वस्तुसमपंणार्थ | सिद्धान्तके खरूपका प्रतिपादन करके 
आरम्मः ' आत्मतत्तको समर्पण करनेके लिये 
| । 

आस्म्म करना उचित ह्वी है। 





। 
| आचारकी तविधिका उपदेश करने- 
| के लिये भी [इस प्रकार आरम्भ 
, करना उचित है ]। इस प्रकारके 
नुगतोथ्थॉज्वगम्यते । केबल-  आचाखवाले वक्ता और श्रोता होनेपर 
पा नियम जिम ही इस आख्याविकार्मे प्रतिधादित 
तक्चु ४ चाख्या- | विपयका ज्ञान होता है | यह 
ग्रिका--'नंपा तर्केण मतिराप- | आख्यायिका केवल तक॑बुद्धिका निपेष 
हर करनेके लिये भी है, जैसा कि “यह 
*१॥ कृ ०:7० 
मम ३ के बुद्धि तकसे प्राप्त होनेयोग्य नहीं है?” 
“ते तकशाद्रदग्धाय” इति श्रुति- | “जिसकी बुद्धि तर्कशाखसे दग्घ हो 
तिभ्य ग्री है. उसे [ ज्ञान नहीं होता ]” 
स्मृतिम्याम्‌ । श्रद्धा च ब्रक्मन | तियोंसे 
५ ; हि हर | इत्यादि श्रुति-स्पृ सिद्ध होता 
प्रज्ञान परम साधनामत्याख्या- है। तथा आख्यायिकाका यह भी 
यिकार्थ: । तथा हि गार्ग्या-| अमिम्राय है कि अज्ञानमं श्रद्धा ही 
सर्वोत्तम साधन है । इसीसे आख्या- 
जातथत्बोरतीय श्रद्ठालुता यिकामें गाग्ये पे अजातशत्रुकी 


द्श्यते आख्यायिकायाम्‌; | अत्यन्त 





आचारविध्युपदेशार्थअ्ष--एव- 
माचारवतोवेक्तृश्रोत्रोराख्यायिका- 


३९० चृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्करवटपक, व्यापक नया ८2 पक गई 3८2: नया: व्याद 2-2 पर. वाह <:> 3, व्याई 3८2 ७ न्योद 2८: पाई (2 कर नया, व्यास, 


“अ्रद्धावोछभते ज्ञानम/ ( गीता | “श्रद्धावान्‌ पुरुष ज्ञानलभ करता है? 

४-। २९ ) इति च स्मृतिः । ऐसी स्व्ृति भी है। 

व्रह्मतिद्याका उपदेश करनेक्रे लिये अपने पात्र आये हुए गार्यकों अजात- 
शत्रुका सहस्न यो दान करना 


३० | हृप्तबालाकिहानूचानो गाग्ये आस स 
होवाचाजातशम्रुं काश्यं ब्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचा- 
जातशत्रु! सहस्रमेतस्यां वाचि दह्मो जनको जनक इति 
वे जना धाबन्तीति॥ १॥ 


3» [ किसी समय कोई ] गाग्य॑गोत्रोत्पन्न दस्त ( गर्बीलछा ) बालकि बडा 
बोलनेवाछा था | उसने काशिराज अजातशत्नुके पास जाकर कहा--ं 
तुम्हें व्रद्मका उपदेश करूँ |! उस अजातशत्रुने कहा, इस वचनके लिये 
मैं आपको सहस्त [ गौएँ ] देता हूँ, छोग 'जनक, जनक” ऐसा कहकर 
दौडते हैं। [ अर्थात्‌ सब लोग यही कहते हैं कि "जनक बडा दानी है, 
जनक बडा श्रोता है? | ये दोनों बातें आपने अपने वचनसे मेरे छिये 
सुल्म कर दी हैं| इसलिये मैं आपको सहस्न गौएँ देता हूँ ]॥ १ ॥ 


तत्र पूर्वपक्षयादी अविद्या-। वहों कचित्‌--किसी कालविशेष- 
में अविद्याके विषयको ही ब्रह्म जानने- 
वाल गोत्रत: “गार्ग्यः पूर्वपक्षवादी इस- 
गरवितोअ्सम्यम्रह्मविच्वादेव,/वला- | बालाकि, जो अक्मको सम्यगूरूपसे न 
जाननेके कारण ही दत-गर्बीला था और 
बलाकाका पुत्र होनेसे वालाकि कहलाता 
वबालाकिश्रेति रृप़्वालाकि), हशब्द | था,तथा इस प्रकार जो द्त और वालाकि 
होनेसे दसबालाकि नामसे प्रसिद्ध 
था, वह अनूचान--अनुवचनमें समर्थ- 
चानः अनुवचनसमर्था बक्ता | वोलनेवाछा अर्थात्‌ बडा वाचाठ था । 


विषयत्रक्नविद्‌ दृप्तवालाकि/ दुप्तो 
काया अपत्यं॑ वालाकिरंप्थासो 


ऐतिह्याथ आखूपायिकायाम्‌, अनू- 


त्राक्षण १ ] 


शादरभाष्याथ 


इयर 


चाग्सा। गाम्या गात्रतः/ आस 


बभूव क्चित्कालविशेषे । 

स॒ होवाचाजातशत्रुमजात- 
शत्रुनामानं कार्य काशिराजमभि- 
गम्य-न्रह्म ते त्वाणीति ्क्ष ते 
तुभ्य॑ त्रवाणि कथयानि। स एव- 
मुक्तोड्जातगत्रुरुवाच-सहस गयां 
दम एतसां वाचि--यां मां ग्रत्य- 
वोचो ब्रह्म ते त्रवाणीति, ताब- 
न्मात्रमेव गोसहस्रप्रदाने निमित्त- 
मित्यभिग्रायः | 

साक्षाद्रह्मकथनमेव निमित्तं 
कसान्नापेक्ष्यते सहस्दान * ब्रह्म 
ते ब्रवाणीतीयसेव तु बाग 
निमित्तमपेक्ष्यते १ इत्युच्यते; यतः 
श्रुतिरिव राज्ञोउ$मिप्रायमाह-- 
जनको दाता जनकः श्रोतेति 
चेतसिन्वाब्यहये पददयमभ्य- 
स्थते जनको जनक इति। वेशब्दः 
ग्रसिद्धावध्योतनाथे;; जनको दि- 


(€! राब्द आख्यायिकार्मे ऐतिहाय 
( इतिहासप्राप्त अर्थ ) की सूचना 
देनेके लिये है । 

उसने अजातशजत्रुसे---अजात- 
रत्रुनामक काइय---काशिराजसे, 
उसके पास जाकर कहा---अ्रह्म ते 
व्रवाणि--में तुम्हारे प्रति ब्रह्मका 
निरूपण करूँ।? इस प्रकार कहे जाने- 
पर अजातबत्रने कहा, “आपने जो 
कहा है कि 'मे तुम्हारे प्रति ब्रह्मका 
निरूपण करूँ? सो आपके इस 
कथनके लिये 'मे सहस्र गौएँ देता 
हैँ |? अभिग्राय यह है कि अजात- 
अत्रुके सहस्न गोएँ देनेमें केवल इतना 
ही निमित्त था| 

सहद्न गौएँ देनेमें साक्षात्‌ बह्म- 
निरूपणकी ही अपेक्षा क्‍यों नहीं 
थी ? केवल श्रक्म ते ब्रवाणिः इस 
वाक्यकी ही अपेक्षा क्यों थी * सो 
बतछाया जाता है; क्योंकि राजाके 
अभिगप्रायको श्रुति ही बतला रही है- 
जनक:, जनक.” इन दो पदोकी 
आवृत्ति प्जनक दाता है, जनक 
श्रोता है? इन दो वाक्योंकि अर्थमें 
हुई है । 'वे! शब्द प्रसिद्धिको सूचित 
करनेके लिये है। “जनक देनेकी 


३०२ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्व्ट  फ बस, न्य 3:20, बक (से क बाप, न 22 जाई व, व्या>2:%- बक->:2% नया 2८-:%- चर... बा ४ 
त्ुजनकः जुश्रुपुरिति ब्रह्म शुभ | रचछावाल है, जनक श्रवणकी इच्छा- 
वाल है? यह समझकर “रह्म? तत्त- 
पवो विवक्ष॒वः ग्रतिजिध्क्षबश्र जना | को सुनने और कहनेकी इच्छावाले 
तथा प्रतिग्रहकी इच्छावाले लोग 
धावन्त्यभिगच्छन्ति । तस्मात्त- | दौडते--उसीके पास जाते है। 
अत [इस वाक्यसे ] आपने वह 
त्सव॑ मस्यपि सम्भावितवान- | सब मेरे लिये भी सम्भव कर दिया 
है, इसीसे [ इस वचनके लिये मैं 

सीति ॥ १॥ सहस्र गौएँ देता हूँ ]॥ १॥ 

जिला 2/ «बा 
गारग्यद्वारा आदित्यका वदह्मरूपसे प्रतिभादन तथा अजात- 
श़त्रुद्वारा उत्तका ग्रत्याख्यान 

एवं राजानं शुश्रूपुमभि- | इस प्रकार श्रवणके इच्छुक और 
मुखीभूतम्‌-- अपने प्रति अमिमुख हुए राजासे-- 


स होवाच गाग्यों य॒ एवासाबादित्ये पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशन्नरुमां मैतस्मिन्सं- 
वदिष्ठा अतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेत- 
मुपास इति स य एतमेवम्नुपास्तेउतिष्ठाः सर्वेषां भूतानां 
मूधों राजा भवति ॥२॥ 


उस गाग्यने कहा, “यह जो आदित्यमें पुरुष है, इसीकी मैं ऋ्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ !” उस अजातशत्रुने कहा नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो | यह सबका अतिक्रमण करके स्थित है, समस्त भूतोका 
मस्तक दे और राजा ( दीप्तिमान्‌ ) है---इस प्रकार मैं इसकी उपासना 
करता हूँ । जो पुरुष इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित, समस्त भूत्तोंका मस्तक और राजा होता है ॥२॥ 





म्ाझण र३ ] 


शाप रभाष्याथे 


३९०३ 


स होवाच गाग्यः-स एवं असी 
आदित्य चश्षुपि चेफरोउभिमानी 
चश्॒दारिणेह हृदि प्रविष्ट/'अहं भोक्ता 
कता च' इत्यबमित्तः, एतमेवाह 
प्रक्म पश्यामि। अशिन्कार्यकरण- 
मझते उपाप्ते | तम्मात्तमहं पुरुष॑ 
चर्म तुभ्य॑ त्रवीम्पुपास्स्वेति । 


से एयमुक्तः प्रत्यवाच अजात- 
गउुः 'मा मा इति हस्तेन बिनि- 
बारयन्‌ू--एतमिन्त्रत्रणि विनये 
मा संवदिष्ठाः: मा मेत्याबाथनाथे 
दिवचनम्‌ । एवं समाने विज्ञान- 
विपये आजयोरस्मानवितानवत ' 
दब दृशंयता बाधिताः खाम। । 
अता मा सवादष्ठा-मा संचाद॑ 
कार्परिसिन्त्रअणि । अन्यचेजञा- 
नासि, तट़क्ष वक्तमदसि, न तु 
यन्मया ज्ञायद एव | 

अथ चेन्प्रन्यस--जानीपे त्व॑ 


्रक्ममात्रं न तु तहिशेषणोयासन- 





उस गांग्यने कहा--प्यह जो 
आदित्यर्म और नेन्नम उनका एक ही 
अभिमानी चदश्लुके दारा यहों हदयमे 
प्रीष्ट होकर 'म कर्ता है, गे भोक्ता 
5 उस प्रफार स्वित है, उसीको मे 
ब्रष् समगनता हूं, इस देहेख्विय- 
सवातमें मे उसीकी उपासना करता 
2 | अत उस पुरुषको ही मे तुम्हे 
क्रषगस्ससे बतलता हैं; तुम उसीकी 
उपासना करो |! 

इस प्रफार कह जानेपर उस 
अजातगनने प्नहीं, नहीं! उस प्रफार 
दापसे मना करते हुए कहा---.५ 
वियज्राके विपथमे चर्चा मत करे | 
था मा! यह हिरुक्ति सब प्रकार 
रोकने के डिये ६ । क्योंकि उस प्रकार 
दम दोनोके प्िशञानका ग्िपस्र समान 
दोनेपर भी हमें अविज्ञानयानू-सा 
उेखनेंबाले तुमसे हम बाधित हो जायेगे 
इसलिये इस बअद्यके त्रिपयमे संवाद 
मत करो | यदि तुम कोई अन्य ब्रह्म 
जानते हो तो उसीका निरूषण करो, 
मिसे मे जानता ही हैँ, उसका नहीं। 

'यदि तुम्हारा ऐसा विचार हो 
कि तुम तो केवल बद्ममात्रको जानते 
हो, उसके त्िशेषपरणोकी उपासनाके 
करछको तो नहीं जानते, सो तुम्हें 


फलानीति--तन्न मन्तव्यम्‌ ,यत्तः | ऐसा नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 


३९७ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बन? कन्या >> बक (नए2 क्र न्यद जटट ऋ, बाईए न न्याई 2८2, व्याई >> व्या 23%, न 2-2, याद: ०-2) व्यय नया वक, 


सर्वमेतदह॑ जाने यद्गवीषि । 
कथम्‌ १ अतिष्ठाः-अतीत्य भूतानि 
तिष्ठतीत्यतिष्ठाः । सर्वेषां च 
भूतानां मृधा शिरो राजेति बै-- 
राजा दीप्रिशुणोपेतत्वात) एतेबि- 
शेषणविशिष्टमेतढ़ह्म असखिन्‍्काये- 
करणसच्जाते कते भोक्त चेत्यह- 
मेतम्ुपास इति । 
विशिष्टोपासक्य--स य एतमेव- 
मुपास्ते्तिष्ठाः सर्वेषां भूतानां 
मूधां राजा भवति | सथाशुणो- 
पासनमेव हि फलम$ “त॑ यथा 
यथोपासते तदेव भवति/ इति 
- श्रुतेः ॥ २॥ 


फलमप्येव॑ 


तुम जो कुछ कह्द रहे हो यह सभी 
मैं जानता हूँ। किस प्रकार *- 
यह अतिष्ठा है, अर्थात्‌ समस्त भूतोका 
अतिक्रमण करके स्थित है, इसलिये 
भअतिष्ठाः कहा गया है। समस्त 
भूतोंका मस्तक है और दीपि गुण- 
युक्त होनेके कारण राजा है--इन 
विशेषणोंसे विशिष्ट इस ब्रह्मकी, जो 
देहेन्द्रियसघातमें कर्ता और भोक्ता 
है, मैं उपासना करता हूँ। इस 
प्रकारके विशेषणोंसे विशिष्ट ब्रह्मकी 
उपासना करनेवालेको फल भी ऐसा 
ही मिलता है--जो इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है वह सबका 
अतिक्रमण करके स्थित समस्त 
भूतोंका मस्तक और राजा होता है। 
जैसे गुणत्रालेकी उपासना की जाती 
है, वेसा ही फल होता है, जैसा कि, 
“उसकी जो जिस प्रकार उपासना 
करता है, ठद्गरप ही हो जाता है? 
इस श्रुतिसे सिद्ध होता है? ॥ २॥ 


४ हर मम 
गाय्वद्वारा चन्द्रान्तयत बह्मका अतिपादन तथा अजात- 
शत्रुद्वारा उसका अत्यास्यान 


संवादेनादित्यत्रह्मणि श्रत्या- 
ख्यातेज्जातशत्रुगा_ चन्द्रमसि 


त्रह्मान्तरं प्रतिपेदे गाग्यः । 


सवादके द्वारा जब अजातशनुने 
आदित्यव्रह्मका निपेघ कर दिया तो 


गाग्यने चन्द्रान्तर्गत दूसरे बअह्मका 
प्रतिपादन किया | 


व्रात्मण १ ] शाइ,रभाप्याथे ३०५ 
जप जाए: >> फेक प्याद+त0७ नहा "फेक प्यार" न्याय ब७ नया. जाई >>: या ल्‍...)॥७० "या पीते) कक नाई: 2:2० व्याई>+ शबक, 
ब व पु कक 
स होवाच गारग्यों य एवासो चन्द्र पुरुष एत- 
कप * रु ब्क्प (५ स्मिन्सं 
मेवाहं त्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा मेतस्मिन्संव- 
दिप्ठा ब्ृहन्पाण्डरवासाः सोमो राजेति वा अहमेतमुपास 
इति स य एतमेवमुपास्तेपहरहहे सुतः प्रसुतो भवति 
नास्यान्नं क्षीयते ॥ ३ ॥ 
यह गार्ग्य बोर, 'यद जो चन्द्रमामे पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मझूपसे 
उपासना करता हैं ।! उस अजातशझसुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विपयमें 
बात मत करो | यह महान्‌, झुह्बस्धारी, सोम राजा है---इस प्रकार में 
इसकी उपासना करता हैं । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
उसके डिये नित्य-प्रति सोम सुत और प्रसुत होता हैँ तथा उसका अन्न 
क्लीण नहीं दोता! ॥ ३ ॥ 

य एबामो चन्द्रे मनसि चक यह जो चन्द्रमा और मनमे एक 
ही पुरुष कर्ता और भोक्ता है--इस 
प्रकार इसके पूर्वअतत्‌ व्िशेषण समझने 
चाहिये | [ सूर्यमण्डलसे हिगुण 
होनेके कारण ] जो बृहन्‌ अर्थात्‌ 
महान्‌ है तथा जिसके पाण्डर-झुक्क 
वास-वस्र है, वह यह 'पाण्डरवासा:? 
है, क्योंकि चन्द्राभिमानी प्राण जल- 


> 5.2 मय शरीरबाछा है [और जलका शुक्न- 
अप्परीरत्वाचन्द्राभिमानिनः लग मसिडेती ही पर गाता: 


पुरुषों भोक्ता कर्ता चेति पू्वंबद्धि- 
शेपणम्‌। बृहन्‌ महान्‌ पाण्डरं शुरू 


वासो यस्थ सोड्य॑ पाण्ठखासाः, 


को कहते है, तथा जो यज्ञमें पेय अन्नके 
प्राण्स, सोमो राजा चन्द्र।, | रूपमें चुवाया जाता है, वह लृतामय 
सोम अर्थात्‌ सोमछता भी सोम है। 
यवान्नभूतोडभिपृयते लतात्मकों | उस चन्द्रमा एवं छुतामय पुरुषको 


रे९दे बृद्ददारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्कए:2 9७ बाई ०८2 नई <22%- चर 2:23 नहा >:2 %ऋ- बा: नाई 2:29 नई 2 ऋ- नयाई 2 नया >: 2, बयई<>:2)% न 2 
यज्ञे, तक हित मे जो पा एक करके [ अर्थात्‌ अहमग्रह- 
उपासनाके द्वारा अपना खरूप 
मानकर ] इस विशेषणविशिष्ट ब्रह्मकी 
ही मैं उपासना करता हूँ । जो 
पुरुष उपयुक्त गुणोंवाले ब्रह्मकी 
सुतः सोमोजमिषुतो भवति यज्ञे, | उपासना करता है, उसके लिये नित्य- 
प्रति छुत होता है. अर्थात्‌ प्रक्ृति- 
यज्ञ्मे सोमरस प्रस्तुत रहता है तथा 
प्रसुत होता है. अर्थात्‌ विक्वतियज्ञ्मे 
रे गा ! अधिकतासे निरन्तर सोमरस प्रस्तुत 
विकार, उभयावधयज्ञानुष्ठानसा- ' (ता है यानी उसे प्रकृति-विक्ृति- 
तो | , रूप दोनों प्रकारके यज्ञानुष्ठानमें 
मथ्य भवतीत्यथः । अन्न॑ चास्य सामर्थ्य प्रात्त हो जाता है । तथा 
इस अन्नात्मक ब्रह्मोपासकका अन्न 

न क्षीयतेज्न्ञात्ममोपासकस ।।३॥ | भी क्षीण नहीं होता ॥ ३॥ 


ब्न्स्ल्ल्््य्क््््ोि- 


गार्ग्यद्वारा विद्युदर्भिमानी पुरुषका वह्मरूपसे उपदेश तथा अजावसशन्रुद्वारा 
उत्तका प्रत्याल्यान 


स होवाच गाग्यों य एवासी विद्युति पुरुष एत- 
मेवाहं ब्ह्मोपास इति स होबाचाजातशत्रुमों मेतस्मिन्संव- 
दिष्ठास्तेजखीति वा अहमेतम्र॒ुपास इति स य एतमेव- 
म॒ुपास्ते तेजखी ह भवति तेजखिनी हास्य प्रजा 
भवति ॥ 8 ॥ 

वद्द गार्ग्य बोला, यह जो विद्युतमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।! उस अजातशबुने कहा, “नहीं, नहीं, इसकी चर्चा 
मत करो, इसकी तो मैं तेजखीरूपसे उपासना करता हूँ | जो कोई इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है, वह तेजखी होता है तथा उसकी प्रजा भी 
तेजखिनी होती हैं? || ४ ॥ 


यथोक्तगुणं य उपास्ते तस्पाहरहः 


प्रसुतः ग्रकृष्ट सुतरां सुतो भवति 





घा्ण २ ] शाइग्भाप्यार् ३९७ 
"का ५. ६ अमल न, > 3 कन जाया "39७७७ गया १९ न्‍क «का. 2 कक जय“ फ्क नाथ 2,22० ब्वर्ट +२ ५० “या पक आर 33» “कर्ट 3 
तथा पिद्युति त्चि हदये.. उसी पवार ॥ एव, प्वचा और 
सेफ देखता । तेलसीति दिश्ये- (| शी एक दी एा एं। 
| लेगा पढ़ उसहा शशिेषण ७ । 

30% 2 5 223] 
दे भयति तेजसिनी हाम्ब प्रज्ञा ढोता है जोर उसदो प्रजा भी 
वे न्‍ल्विती हंली हैं । किध्ुतोंका 
न ह ॥६ लय जवीजार किसा सया हैं, 
ऋऊूग्णादास्मान पनल्नाबों च फल ' ;पच्य जद्ये और प्रजाके छिये 
शल्पम्‌ ॥ ४ ॥। | ता भारामम्मव ए ॥४॥ 


भेयति। पिषुता बदन्वस्थात्री- 


परदाय जराय-वयता उदय और सनानय द्वारा 
उसका परआ- यान 
स हावाच गाग्या ये एवायमाकाश पुरुष एतम- 
ता का त्रायमा ् ४६ सर क चा्‌ जय जञ तशत्रम है ष्टे स्मिन्संव 
वाह ब्रह्मापास इति स होवाचाजातशत्रमा मतस्मिन्संब- 
दिप्ठाः पृ्णमप्रवर्तीति वा अहमतमुपास इति स य एत- 
मन्रमुपास्त पते प्रजया पशुभिनास्थास्माह्लोकात्यजी- 
५० 
ठ्रतत ॥ ५॥ 
पद गारग्य बोर, न्यह नो आकाश पुरुष ऐ, उसीकी में बद्यरूयसे 
उपासना करता 2 | उस अनातशयने यद्धा, नहीं, नहीं, इसके विपयमे 
बाल मत ऊगे | से उसकी पूर्ण आर अग्रार्तिरूपसे उपासना करता हैं। 
मो काट उसकी उस प्रकार उपासना बाग्ता ८, सद् श्रजा और पश्ुभेसे 
पूण दाता ८ और उस लोकर्म उसकी ग्रणाका उच्छेद नहीं होता? ॥०॥ 
तथा आऊफाण हद्याकाण देदये | इसा प्रकार आकाश, हृदयाकरारा 
और टदयमें भी एक ही देवता है । 
चका देवता । पृणमग्रवति चेति उसके 'पूर्ण' और “अप्रतर्ति! ये दो 


३९८ वृह्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
कई: नया हाई ०८) ब्याई 2320 नयाए ०:23 व्याई 22७, न्याई:>:2: न्यास: आ७ नया: ५. यहा 2-2 न्याई 2.9 नया, 
विशेषणह्यम्र्‌ । पूर्णत्वविशेषण- | विशेषण हैं । पूर्णत्व-विशेषणका यह 


फल है कि वह प्रजा और पशुओंसे 
--- ग्रजया 
न प्यते पूर्ण होता है तथा “अग्रवर्ति? विशेषण- 


पशुभि; अग्रवर्तिविशेषणफलम्‌- | «यह फछ है कि इस छोकमें उसकी 

नास्यासाल्लोकात्मजोद्॒तेत इंति , | प्रजाका उद्गर्तन नहीं होता--प्रजा- 

प्रजासन्तानाविच्छित्तिः )। ५॥। | सन्‍्तानका विच्छेद नहीं होता ॥५॥ 
*७-स्‍-++--५3&७ऋ#«0९70--०*--- 

गारग्यद्वारा वायु-बह्मका ग्रतिपादन तथा अजातश्न्रद्वारा उसका ग्रत्याख्यान 


स होवाच गारग्यों य एवायं वायो पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपोस इति स होवाचाजातशन्रुमी मैतसिमिन्संबदिष्ठा 
इन्द्रो बेकुण्ठोपप्राजिता सेनेति वा अहमेतमुपास इति 
स य एतमेवमुपास्ते जिषगुहीपराजिणएुमवत्यन्यतरत्य- 
जायी ॥ ६॥ 

वह गार्ग्य बोला, 'यह जो वायुमें पुरुष है इसकी मै ब्ह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ !” उस अजातशत्रुने कद्दा, “नहीं, नहीं, इसके विषयर्मे 
वात मत करो | इसकी तो मै इन्द्र, वेकुण्ठ और अपराजिता सेना--इस 


रूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
वह विजयी, कभी न हारनेवाला और शज्रुविजेता होता है || ६ || 





तथा वायो ग्राणे हृदि|। इसी प्रकार वायु, प्राण और 

| हृदयमें भी एक ही देवता है। उसके 

चेका देवता । तस्या विशेष विशेषण हैं इन्द्र--परमेश्वर,वेकुण्ठ- 
णम्‌--इनन्‍्द्रः परमेश्वरः, वकुण्ठो- | जो विशेषरूपसे सहन न किया जा 
सके और अपराजिता सेना--जो 
सेना पहले दूसरोंके द्वारा पराजित 
जिता सेना-मरुतां गणत्व-! न हुई हो। मरुतनामक देवताओं- 


अप्रसह्म-/ न परोजतपूवा परा- 


च्राह्मण १ ] शाद्रभाष्याथ ३९०, 
न्य_क च्याद (“पक व्य<_- 24 व्यो_--:क बकाई-7..3७- च्याई< 2८.2७. व्याए ४ व्य- "्यद >> 2 ब्य>- 2 व्यय >०) क नया न: पक 
प्रसिदें । उपासनफलमपि-- | का गणत्व ( एक समूहरूप होना ) 
प्रसिद्ध है [ इसलिये उन्हे सेना? 
जिष्णुह जयनशीलोथ्पराजष्णुन | कहा है ]। उपासनाका फछ भी 
न है | इस प्रकार है--जिष्णु-जयनशील, 
चू प्राजतखभावा भवात || अपराजिप्णु--दूसरोसे पराजित न 
होनेके स्वभाववाद्य और अन्यतस्त्य- 
जायी-- अन्यतस्त्य अर्थात्‌ शत्रुओको 
सपलानां जयनशीलो भवति ॥६॥ | जीतनेवाला होता है || ६ ॥ 
गार्यद्वारा अग्निनक्षका आरतिपादन तः तथा अजातवशनुद्वारा 
उसका प्रत्यास्यान 
स होवाच गारग्यों य एवायमञ्नो पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमा मैतसिमिन्संबदिष्ठा 
विषासहिरिति वा अहमेतम्रुपास इति स य एतमेवसुपास्त 
विषासहिह भवति विषासहिहास्य प्रजा भवति ॥ ७॥ 
वह गाग्य बोला, प्यह जो अग्निमें पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।! उस अजातशमत्रुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो । इसकी तो में विघासहिरूपसे उपासना करता हूँ। जो 
कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय विषासहि होता 
है और उसकी प्रजा भी त्रिपासहि होती है? || ७ ॥ 


अग्नी वाचि हृदि चैका देवता। | अम्नि, वाक्‌ और हृदयमें एक ही 
ज्् ... . ७6 | देवता है । उसका विशेषण है 
तस्या विशेषणम्‌-विषासहिमप- | 'विषासहि? अर्थात्‌ दूसरोको सहन 
पा प्र करनेवाला प्रिकी बहुलता 
यिता परेपाम्त | अभिवाहुल्या करनेवाला | पूर्ववत्‌ अ 
येता परेपाम्‌ हुल्यात्‌ | >नेके कारण उसके फलकी भी 
फलबाहुलय॑ पूर्ववत्‌ ॥ ७॥॥ | बहुल्ता है ॥ ७॥ 


अन्यतस्त्यजायी अन्यतत्त्यानां 





१. अभिर्मे जो हृविष्य डाछा जाता है उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है, 
इसलिये अम्रि विपासहि--सहन करनेवाला है। ह 


४०० बृह्ददारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
४22 ०९2. ५४९२०. ०६०२२ ५२2५... ९2७ ८2 23 ६८2... ८2. ८०2 ०. 
गार्ग्यद्वारा जलान्तर्गत वह्नका ग्रविपादन तथा अजातसत्रुद्वारा उसका 
प्रत्याख्यान 

स होवाच गाग्यों य एवायमप्सु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होबाचाजातशत्रुमा मैतस्मिन्संवदिष्ठाः 
अतिरूप इति वा अहमेतम्ुपास इति स य एतमेबमुपास्ते 
अतिरूप<हैवैनमुपगचछति नाप्रतिरूपमथो प्रतिरूपो- 
एस्माजायते ॥ ८ ॥ 

वह गार्ग्य बोला, यह जो जहूमें पुरुष है, इसीकी में ब्ह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।! उस अजातशत्रुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमे 
बात मत करो | इसकी मैं पप्रतिरूप? रूपसे उपासना करता हूँ।” जो कोई इसकी 
इस अकार उपासना करता है, उसके पास ग्रतिरूप ही आता है, अप्रति- 
रूप नहीं आता और उससे ग्रतिरूप [ पुत्र ] उत्पन्न होता है | ८॥ 
अप्छसु रेतसि हृदि चेका| जढ, वीर्य और हृदयमें एक ही 
देवता । तस्था विशेषणम्‌-प्रति- देवता है। उसका विशेषण है-अ्रति- 
रूपोब्लुरूपः श्रुतिस्मृत्यप्रतिकूल .*अंवरूप अर्थात्‌ श्रुति और स्पृतिके 
व फलम्‌--अतिरूप श्रति- अनुकूछ | उसकी उपासनाका फढ- 
४ है! उसके पास ग्रतिरूप अर्थात्‌ श्रुति- 
स्टीतिशासनानुरूपभेच एनप्नप- | स्वृतिकी आज्ञाके अनुरूप पदार्थ ही 
गच्छते ग्राम्ोति, न विपरीतम्‌, | जाता-प्राप्त होता है, उससे विपरीत 
अन्यच- -असात्तथाविध एवोप- | नहीं | इसके सित्रा, उससे वैसा ही 
जायते ॥ ८॥ [ पुत्र ] उत्पन्न होता है।॥| ८ ॥| 
क्र छंी> 





गार्स्द्वारा आदर्न्तर्गत अह्मका प्रतिषदन और अजावस्ननरुद्वारा 
उप्तका प्रत्याख्यान 


स होबाच गारग्यों य एवायमादरें पुरुष एतमेवाहं 
बद्मयोपास इति स होवाचाजातशन्रुर्मा मैतस्मिन्संबदिष्ठा 


ब्राह्मण १ ] शाइरसाप्यार्थ 8४०१ 
बाई 3७ या 3 ्याई <-:2: वाई: -2स्‍0, न्याई ६2) च्याई> 2-30 न्याई ६-८3 नया: २:० ७ "या, नाई: नाई ५०.४७, ब्याई (8 
रोचिष्णुरिति वा अहमेतम्लुपास इति स य एतमेवमुपास्ते 
रोचिष्णुहँ सवति रोचिषएुहोस्य प्रजा भवत्यथो येः सन्नि- 

गच्छति सवो<स्तानतिरोचते ॥ & ॥ 

वह गाग्य बोला, 'यह जो दर्पणमें पुरुष है, इसीकी मै ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ |” उस अजातशबत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विषयरमें 
“ बात मत करो | इसकी तो में रोचिष्णु (देदीप्यमान) रूपसे उपासना करता 
हूँ ।” जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय रोचिष्णु 
होता है, उसकी प्रजा भी रोचिष्णु होती है और उसका जिनसे सगम होता 

है, उन सबसे बढ़कर वह दीपिमान्‌ होता है || ९ ॥ 
आदर्श प्रसादखमभावे चान्यत्र | खभावत' स्वच्छ दर्पण और ऐसे ही 
खडगादौ हार्दे च सच्यशुद्विखा- खड्गादि अन्य पदार्थोर्में तथा स्व्रभावत, 
रत +.._ | शुद्ध सच्तयुक्त हृदयमें एक ही देवता 
गा है हि आप (2 | है। उसका विशेषण रोचिष्णु अर्थात्‌ 
पणम्‌ - राचष्युदाप्तस्नभावशफल, दीपिशाली है तथा वही फल भी है । 
चतदेव। हल ओ दीप्तिके आधारोंकी बहुल्ता होनेके 
बाहुल्यम्‌ ॥ ९ |। | कारण फलकी भी बहुलता है | ९ ॥ 


>> ०>०६००-..--- 


गार्यद्वारा प्राणवह्मका प्रतिषिदन और अजातस्न्रद्वारा उसका ग्रत्यास्यान 
स होवाच गारग्यों य एवायं यन्तं पश्चाचछब्दो(नू- 

६०0५ अर कर ० ५ 
देत्येतमेबाहं बह्मोपास इति स होवाचाजातशन्रुमों मैत- 
स्मिन्संवदिष्ठा असुरिति वा अहमेतम्पास इति स य 

कप ७ है स्मिल्ल जज 
एतमेवसुपास्ते सब*हैवारिमे्लोक आयुरेति नेनं पुरा 
कालात्पाणो जहाति ॥ १० ॥ 

वह गार्ग्य बोला, 'जानेवालेके पीछे जो यह शब्द उत्पन्न होता है, 


इसीकी में ब्रह्महूपसे उपासना करता हूँ ।! उस अजातशजुने कहा, “नहीं, 
बे० उ० ५१--५२-- 


छ्गर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
वन नाईट, नया >:23% न्याय न फ्र, बाई 22%, "कर ८23 बकाया 7५, नाई :-2:० 2 नाई: 2222. वा >:स्‍७० 
नहीं, इसके तिषयमें बात मत करों | इसकी तो मैं प्राणखपसे उपासना 
करता हूँ ।” जो कोई इसकी इस ग्रकार उपासना करता है वह इस लोकमें 
पूर्ण आयु ग्राप्त करता है, इसे प्राण समयसे पहले नहीं छोड़ता ||१०॥ 

यन्‍्त॑ गच्छन्तं ये एवाय॑ पन्तमः---जाते हुए [ वायु ] 

के पीछे जो यह शब्द उदित होता है 

शब्दः पश्चात्वृष्ठतोड्नूदेत्यध्यात्म| और जो अध्यात्मपक्षमें जीवनका 
हेतुमूत ग्राण है, उनको यहाँ 
एक करके कहा है। “असु-प्राण 
क्ृत्याह ; असुः प्राणो जीवनहेतु- अर्थात्‌ जीवनका हेतुः--यह उसका 
हि ह गुण है | उसका फल यह है 
रात गुणस्तस;फलम्‌--सर्वमायुर-| कि वह इस छोकमें पूर्ण आयु प्राप्त 
करता है--उसे कर्मवश जितनी 
आयु प्राप्त होती है [ उसका वह 
कर्मणा आयुः; कर्मफलपरिच्छिन्न- | भोग करता है ]। उसके कर्म- 
| रोगादिरि फलसे मर्यादित समयसे पूर्ब, रोगादि- 

कालात्पुरा पूर्व मिः पीड्य- | ३ फीडित होगेपर आए आए उ्यसे 


मानमप्येन प्राणो न जहाति।। १ ०॥ | नहीं छोड़ता || १० ॥ 
््स्व्श्पप््फ्र््ि 


यार्यद्वारा दिखन्नका ग्रतिषदन और जजातझलुद्वारा उसका प्रत्यास्यान 

स होवाच गाग्यों य एवायं दिल्षु पुरुष एतमेवाहं 
ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशत्रुमा मैतरिमन्संबदिष्ठा 
द्वितीयोएइनपग इति वा अहमेतमुपास इति स य एत- 
मेवमुपास्ते द्वितीयवान्ह भवति नास्माद्रणरिछते ॥११॥ 


वह गार्ग्य बोला, “यह जो दिशाओंमें पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ |! उस अजातझत्रुने कहा, 'नहीं, नहीं, इसके विपयर्मे 
बात मत करो, में इसकी द्वितीय और अनपगरूपसे उपासना करता हूँ । 


च्‌ जीवनहेतुः ग्राणः तमेकी- 


स्मिंछीक एतीति--यथोपात्त॑ 


ब्राह्मण १ ] शाइरमभाष्याथे | ४०३ 
न्य>-23%, जया 2फ्र ्याद>2%, व्या >: 2, जाई व्याइ:>-20 ब्यई+े>ऋ जाई फ- प्यार, च्याई ८20 "यार ०2; व्याद न), 
जो कोई इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह द्वितीयबान्‌ होता है 
और उससे गणका बिच्छेद नहीं होता? | ११॥ 

दिक्षु कर्णयोहंदि चैका देवता |. दिशा, कर्ण और हृदयमें एक ही 


पर कक हि | देवता अश्विनीकुमार हैं, जो कभी 
अधिनो देवाववियुक्तखभावो | | बियुक्त होनेवाले नहीं हैं । अतः 


गुणस्तस्थ ह्वितीयवत्वमनपगत्व- | उस देवताका गुण द्वितीयक्ल और 

बिता न्यास गे अनपगत्त---अवियुक्तता हैं, क्‍्यांकि 

मांच चान्यान्य दिशा | दिशा और अश्विनीकुमार ये परस्पर ऐसे 

मधिनोश्रेवंधर्मित्वात्‌ । तदेव चच्‌ ही घर्मचाले हैं । तथा इस उपासकको 
गणाबिच्छेदो मिलनेवाला फल भी वही है--गणसे 

फलप्ुुपासकस्स--गणाविच्छेदों |हच्छेद न होना और द्वितीयवान्‌ 

द्वितीयवच्य॑ च ॥ ११ ॥ (दूसरेसे युक्त) होना ॥ ११॥ 

क्तच्च्ल्ल् सपा 


गार्रयद्वारा छायावह्मका ग्रतिषदन और अजातश्नत्रुद्वारा उत्तका ग्रत्याख्यान 
स होवाच गाग्यों य एवायं छायामयः पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होबाचाजातशत्रुमां मैतस्मिन्सं- 
बदिष्ठा म्त्युरिति वा अहमेतम्ुपास इति स य एतमेव- 
सुपारते सब*हैवास्मिंठ्रोक आयुरेति नेनं पुरा कालान्स्- 
त्युरागच्छति ॥ १२॥ 
वह गाग्य वोछा, 'यह जो छायामय पुरुष है, इसीकी में ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ |! उस अजातशत्रुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो । इसकी तो मैं मृत्युरूपसे उपासना करता हूँ |” जो कोई 


इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह इस लोकमें सारी आयु प्राप्त 
करता है और इसके पास समयसे पहले मृत्यु नहीं आता ॥१२॥ 


छायायां वाद्य तमस्यध्यात्म | छायामें--बाह्य अन्धकारमें और 
च्‌ आवरणात्मकेज्ज्ञाने हृदि चेका | शरीरान्‍्तर्गत आवरणरूप अज्ञानमे 


४०७४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय र 
जन, बक  >:2% नाई 29, बन 2क्‍0 यह ६2:22, आई बाई 3:23: जाई ०2-0७, जा, "कक: 27० :2७- जा :> ० 
देवता । तस्था विशेषणं झृत्युः | | तथा हृदयमें भी एक ही देवता है । 

उसका विशेषण मृत्यु है । फल सारा 
ए 3. हल 3 पहलेहीके 
फल स्व पूर्ववत, सृत्योरनागमनेन | पहलेहीके समान है, झृत्युके न 
| आनेसे रोगादि पीडाका अभाव रहना- 
रोगादिपीडाभावों विशेषः॥१२॥ | इतना विशेष है ॥ १२॥ 
५५६१ ४६२००९-- 
गार्ग्यद्वारा देहान्तर्गत बच्यका ग्रतिषदन और अजातझ्बुद्दारा 
उत्तका प्रत्याख्यान 
स होवाच गाग्यों य एवायमात्मनि पुरुष एत- 
मेवाहं ब्रह्मोपास इति स होवाचाजातशन्रुमों मैतस्मिन्सं- 
बदिष्ठा आत्मन्बीति वा अहमेतमुपास इति स य एत- 
मेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्बिनी हास्य प्रजा 
भवति स ह तृष्णीमास गाग्यः ॥ १३॥ 
वह गार्ग्य बोला, 'यह् जो आत्मामें पुरुष है, इसीकी मै ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ ।? उस अजातशम्ुने कहा, “नहीं, नहीं, इसके विषयमें 
बात मत करो, इसकी तो मैं आत्मन्व्रीरूपसे उपासना करता हूँ | जो कोई 


इसकी इस ग्रकार उपासना करता है, वह निश्चय आत्मन्ची होता है और 
उसकी प्रजा भी आत्मन्बिनी होती है |? तब वह गाग्य॑ चुप हो गया ॥ १३॥ 
आत्मनि प्रजापतो बुद्धो च. आत्ममें अर्थात्‌ प्रजापति, 

4 द्यु मम एक डी टे त्र्‌ 
हृदि चैका देवता | तस्या आत्म- द्वि और हृदयमें भी | ही देवता 
वि 2०2८ है । उसका 'आत्मन्त्री! अर्थात्‌ 
न्वा--आत्मवानाते विशेषणम्‌ | +आत्मत्रानः यह विशेषण है । 


फलम्‌--आत्मन्बी ह भवत्यात्म- फछ--आत्न्बी अर्थात्‌ आत्मवान्‌ 








१ दुशम मन्त्रोक्त फलके समान । 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्याथे 


8०५ 


न्वॉ< 3७, नि प्यार: नाई 230 चयाई पक "या 33७. व्य(>८2% आई 2: नया 22 पक का <2 % न्यक्(>:2 22७ नई 2724४ 


वान्मवति। आत्मन्विनी 


प्रजा भव ति। बुद्धिबहुलत्वात्प्रजायां 


सम्पादनमिति विशेष; । खर्य॑ 
परिज्षातत्वेनेद क्रमेण प्रत्याख्या- 
तेपु अक्लसु स गाग्यः क्षीणबल्म- 


विज्ञानो5्प्रतिभासमा नो त्तरस्तुष्णी- 


सवाबविछरा आस ॥ १३ ॥ 





होता है, तथा उसकी प्रजा भी आत्म- 
न्विनी होती है। बुद्धियोंकी बहुल्ता 
होनेके कारण प्रजामें भी उस फल- 
का सम्पादन होता है-- यह विशेष 
बात है | अपनेको ज्ञात होनेके कारण 
अजातशम्रद्वारा गाग्यंके बतछाये हुए 
ब्रह्मोका इस प्रकार क्रमश, प्रत्याख्यान 
होनेपर, जिसका ब्रह्मज्ञान क्षीण हो 
गया है, वह गार्ग्य कोई उत्तर न 
सूझनेके कारण चुप और नतमस्तक 
हो गया || १३॥ 


अत-्क-०-(-७सतत+ 


गार्ग्यका पराभव और अजातश्ज्ुके प्रति उसकी उपसात्ति 
त॑ तथाभूतमालक्ष्य 63] उस गार्ग्यको ऐसी स्थितिमें 
देखकर--- 
स॒ होवाचाजातशन्रुरेतावन्‍्नू३र. इत्येताबडीति 
नेताबता विदितं भबतीति स होबाच गाग्ये उप त्वा 
- यानीति ॥ १8४ ॥ 
वह अजातशत्रु बोला, “बस, क्या इतना द्वी है ” [ गाग्य-] हों, 


इतना ही है |? [ अजातशत्रु- ] इतनेसे तो ब्रह्म विदित नहीं होता ।! 
वह गार्ग्य बोला, 'मैं तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊे! ॥१४॥ 


स होवाचाजातद्नत्रुः--एता- वह अजातगशत्रु बोला, 'क्या इतना 
वन्‍न्‌ ३ इति । किमेतावढ़ह्म |. है ” अर्थात्‌ '्या तुम्हे इतना ही 


निशातम, आहोखिदध् ब्रह्म विदित है या इससे कुछ अधिक 
नज्ञातय/ आहाखिदाधकमप्य- | जानते हो ” गार्ग्यने कहा, “बस 
स्तीति ? इतर आहैतावद्धीति । 


इतना ही जानता हूँ ।! अजातशन्रुने 
बिक विदिते |. 5 5 जाननेसे ०७ 
नंतावता न ब्रह्म विदितं | कहा, 'हतना जाननेसे तो ब्रह्म नहीं 


४०४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्क(मटपक ना जप व्याई नेट, जया न2, य<--, अ ८-0७ नाई >> ४ बाई: 2७, या >:- 30 बाई <-> ५-2७. नया: नई 2:29 
देवता । तस्या विशेषणं मृत्युः | | तथा हृदयमें भी एक ही देवता है। 
उसका विशेषण मृत्यु है | फल सारा 

(प्‌ रु रे पहलेहीके ) 
फल स्व पूरब, सृत्योरनागमनेन | पहलेहीके समान है, उृत्युके न 
| आनेसे रोगादि पीडाका अभाव रहना- 
रोगादिपीडाभावो विशेषः॥|१२॥ | इतना विशेष है || १२ | 
५५८ १४82.०५८८- 


गार्ग्यद्वारा देहान्तर्गत वद्चका अतिपादन और अजातझञचुद्वारा 
उसका ग्रत्याख्यान 





स होवाच गारग्यों य एवायमात्मनि पुरुष एत- 
मेबाहं बह्मोपास इति स होवाचाजातशन्नुमों मैतस्मिन्सं- 
बदिष्ठा आत्मन्वीति वा अहमेतमुपास इति स य एत- 
मेवमुपास्त आत्मन्वी ह भवत्यात्मन्बिनी हास्य प्रजा 
भवति स ह तृष्णीमास गाग्येः ॥ १३॥ 

वह गार्ग्य बोला, 'यह्द जो आत्मार्मे पुरुष है, इसीकी मैं ब्रह्मरूपसे 
उपासना करता हूँ |” उस अजातशत्रुने कहा, नहीं, नहीं, इसके विषय्में 
वात मत करो, इसकी तो मैं आत्मन्बीरूपसे उपासना करता हूँ । जो कोई 


इसकी इस प्रकार उपासना करता है, वह निश्चय आत्मन्बी होता है और 

उसकी प्रजा भी आत्मन्विनी होती है |” तब वह गाग्ग्य चुप हो गया ॥ १३॥ 

आत्मनि प्रजापतो बुद्धो च आत्मामें अर्थात्‌ प्रजापति, 

पि > दु दयमें भभ टी देवता 
हृदि चैका देवता | त्या आत्म- ते अर ढेदसमं भी एक ईं जात 

हर 2५300 है | उसका आत्मन्त्री! अः 

न्वी--आत्मवानिति विशेषणम्‌ । :आत्मत्रानः यह विशेषण है । 


फलम्‌--आत्मन्वी ह भवत्यात्म- फठ--आत्मस्व्री अर्थात्‌ आत्मवान्‌ 








१. दशम मन्त्रोक्त फलके समान ! 


ब्राह्मण २ ] शाइूरमभाष्याथ ४०५ 
व्यास नई 2 पक व्यास: 20७ न पक व्योदे>-2स्‍आक नका 27229, “का: आए जाई 302) व्या 2) यह >:2 कई: 224 नई: फत 


वान्मवति, आत्मन्विनी हास्य | होता है, तथा उसकी प्रजा भी आत्म- 


न्धिनी होती है। बुद्धियोंकी बहुलुता 
प्रजा भव॒त | बाद्धचहुलत्वातजाया। होनेके कारण प्रजामें मी उस फल- 


-- यह विशेष 
सम्पादनमिति विशेष) । खय्य | 7 दि होता है-- यह 
के रे श्र बात है । अपनेको ज्ञात होनेके कारण 
ज्ञातत्वेनेय॑ 
परिज्ञातत्वेनद क्रमेण ग्रत्याज्या- | अजातशजनुद्वारा गाग्येके बताये हुए 
ते ७ ब्रह्मोका इस प्रकार क्रमश: प्रत्याख्यान 
पु ब्रह्मसु स गाग्यः क्षीणअक्म- होनेपर, जिसका ब्रह्मज्ञान क्षीण हो 


विज्ञानोअ्यतिभासमानो त्तरस्तृष्णी-। नी है, वह गार्ग्य कोई उत्तर न 
सूझनेके कारण चुप और नतमस्तक 


मवाबिछरा आस ॥ १३ ॥ | हो गया ॥ १३॥ 





गारयका पराभव और अजातश्त्रुके प्रति उसकी उपत्तति 
त॑ तथाभूतमालक्ष्य जल] उस गार्ग्यकोी ऐसी स्थिति 
देखकर--- 
स॒ होवाचाजातशात्रुरेतावन्नू३. इत्येताबद्ीति 
नेताबता विदितं भवतीति स होबाच गाग्ये उप त्वा 
यानीति ॥ १8४ ॥ 
वह अजातशत्रु बोला, “बस, क्या इतना द्वी है ” [ गार्ग्य-] 'हों, 


इतना ही है |? [ अजातशात्रु- ] 'इतनेसे तो ब्रह्म विदित नहीं होता 
वह गार्ग्य बोला, "मैं तुम्हारे प्रति उपसन्न होऊँः ॥१४॥ 


स्‌ होवाचाजातशत्रुः-- एता- वह अजातशत्नु बोला, प्या इतना 
का ॥। ( प 
वन्‍नू ३े इति । किमेताबद्ह्न | है ” अर्थात्‌ 'क्या तुम्हे इतना ही 


नि गरिट कम ब्रह्म विदित है या इससे कुछ अधिक 
स्तीति $ इतर आहेताबद्धीति | | इतना ही जानता हूँ ? अजातशन्रुने 


नेतावता विदितेन ब्रह्म विदित॑ | कहा, इतना जाननेसे तो ब्रह्म नहीं 


६ 


४०६ बहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्को व्य नट फ्र नकई ये क, बाई म:23%, च्य्ड (3८2१७ व्याई: 720 ">> पक नाई 22७ नया >:2स्‍% न्यू 2:32 यार >:0 3, व्यापक, 
भवतीत्याहाजातशत्रु, किम | जाना जाता | फिर तुम ऐसा गर्ब 

2 पड लत क्यों करते थे कि मैं तुम्हे ब्रह्मका 
गवितो5ंसि बअद्ष ते त्र | | उपदेश करूँगा |! 


[कर 


किमेतावद्विदितं विदितमेव न | तो क्या इतना जानना जानना 

59 मं ह्वो 4; पर के पे िन्नक 
भवति ! इत्युच्यते-न,फलवदिज्ञान-| यो दोता * इसपर वहते हैं 

ऐसी बात नहीं है, यहॉ तो फल्युक्त 

श्रवणाव्‌ न चाथवाद त्वमव वाक्‍्या विज्ञान ( उपासना ) का श्रवण है । 


नामवगन्तुं शक्यम्‌ ; अपूवविधा- | इन वाक्योको अर्थवाद भी नहीं माना 
नपराणि हि वाक्यानि प्रत्युपास- हल क्योकि ये “अतिष्ठा 
सत्रषा भूतानामए इत्यादि वाक्य प्रत्येक 
नोपदेश लक्ष्यन्ते-अतिष्ठाः सरवेषां | उपासनाके उपदेशमे अपूर्य विधि 
भूतानाम्‌! इत्यादीनि ! तदनुरू- | करनेवाले दिखायी देते हैं 
पाणि च फलानि सर्वत्र श्रमन्ते | उनके अजुसार ही सर्का अलग- 
6 . . _. | अल्ग फल सुने जाते हैं | अर्थवाद 
विभक्तान | अ्थंवादत्व एतद्स- | होनेपर इन सवका सामझस्य नहीं 
मज्ञसम्‌ । हो सकता | 

कथ॑ तहि नेतावता विदितं| तो फिर ऐसा क्यों कहा कि 
इतनेसे ही ब्रह्म ज्ञात नहीं होता * 
यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यह 
कथन अधिकारी पुरुषोकी अपेक्षासे 
है | अमुख्य ब्रह्मको [ पत्रह्मरूपसे ] 
जाननेव्राला गार्ग्य ब्रह्मोपदेश सुननेके 
50० 208 इच्छुक अजातगतन्रुको ब्रह्मका उपदेश 
विद्टाग्यः प्रदत्त, स उुक्त एवं | करनेके लिये प्रवृत्त हुआ था | अतः 
मुख्यब्रह्मवेत्ता अजातअज्ुद्वारा अमुख्य 
ब्रह्मज्ञ गार्ग्यके ग्रति ऐसा कहा जाना 
त्रह्मविद्ञाग्यों वक्तुम--यन्मुख्यं | उचित ही है कि जिस मुख्य अह्मका 


भवतीति * नेष दोष, अधिकृ- 
तापेक्षत्वात्‌ । अद्लोपदेशार्थ हि 


शुश्नूपवेज्जातगत्रवेज्यु ख्यत्रह्म- 


रन ल्निसनि _् ] 2) तन तहत नल ततततततत...___त_नन++त3+ 


मुख्यत्रह्मविदाजातशत्रुणामुरूय- 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्याथे 


४8०७ 


ब्रह्म वक्तु प्रइ॑त्तस्त्व॑ तन्न जानीष 
- इति । यद्यमुख्यत्रह्मविज्ञानमपि 
प्रत्याख्यायेव। तदेताबतेति न 
ब्रूयात्‌; न किश्िज्ज्ञातं त्वयेत्येव॑ 
ब्रूयात्‌। तसाडुवन्त्येतावन्त्यविद्या- 
विषये ब्रह्माणि | एतायदिज्ञान- 
द्वारत्वाच्य परबह्मविज्ञानस्थ, युक्त- 
मेव वक्तुम्‌--नतावता विदितं भव- 
तीति । अविद्याविषये विज्ञेयत्व॑ 
नामरूपकर्मात्मकत्व॑ चेषां तृती- 
येज्ध्याये प्रदर्शिम्‌ | तसात्‌ 
नेतावता विदित॑ मवरति! इति 
ब्रुव॒ता अधिक ब्रह्म ज्ञातव्य- 
मस्तीति दशितं भवति । 

तच्चानुपसन्नाय न वक्तव्यम्‌ 
इत्याचारविधिज्ञो गाग्येः खय- 
मेवाह--उप त्वा यानीति-- 
उपगच्छानोति त्वामू, यथान्यः 
शिष्यो गुरुप्‌ ॥ १४ ॥ 


उपदेश करनेके लिये तुम प्रवृत्त हुए 
थे, उसे तुम नहीं जानते हो | यदि 
यहाँ अमुख्य ब्रह्मके विज्ञानका भी 
निषेध किया गया होता तो 'इतनेही- 
से [ ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता |! ऐसा 
नहीं कहा जाता, अपितु यही कहा 
जाता कि 'तुम कुछ भी नहीं जानते |? 
अत. इतने ब्रह्म अविद्याके अन्तर्गत 
हैं | इतना विज्ञान पर्रह्मविज्ञान- 
का द्वार है, इसलिये यह कहना 
उचित ही है कि इतनेसे ब्रह्मका 
ज्ञान नहीं होता | इन ब्रह्मोंका 
अविद्याके विषयमे विज्ेयत्व (उपास्यत्व) 
और नाम-रूप-कर्मात्मकत्व॒तुंतीय 
अध्यायमें दिखाया गया है| अत 
'इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता! 
ऐसा कहकर यह दिखाया गया हैं 
कि अभी इससे अधिक ब्रह्म 
ज्ञातव्य है | 

उस ब्रह्मका उपदेश अनुपसन्नको 
( जो शिष्यभावसे शरणमें न आया 
हो उसको ) नहीं करना चाहिये । 
अत आचारविधिको जाननेवाल् गार्ग्य 
खय॑ ही कहता है, 'में तुम्हारे प्रति 
उपसन्न होऊँ, जैसे कि कोई दूसरा शिष्य 
अपने गुरुके प्रति होता है? ॥१४॥ 


जा आए. ३० रण 





१. उपनिषद्के प्रथम अध्यायर्म | 


४०८ बृहद्ारण्यकोीपनिषद्‌ | अध्याय रे 
ब्रज व्या:2आक नया 2 व्यई (ट- न्याई 29% या >:2 पक, नया 2224 बाई :2८०3%- नया: 2:42: नई २ 
गार्यका हाथ पकड़कर अजातश्त्रुका एक सोये हुए पुरुषके पास जाना 
और ग्राणोंके नामसे न उठनेपर उसे हाथ दबाकर जगाना 

स॒होवाचाजातरात्रुः प्रतिछोम॑ चेतयढ़ाह्मणः 
क्षत्रियम॒ुपेयाइह्म मे वक्ष्यतीति व्येब त्वा ज्ञपयिष्यामीति 
तं॑ पाणावादायोत्तस्थी तो ह पुरुष सुप्तमाजग्मतुस्तमेते- 
नामभिरामन्त्रयाज्चक्त ब्ृहन्‌ पाण्डरवासः सोम राज- 
न्निति स नोत्तस्थों त॑ पाणिनापेषं बोधयाब्चकार स 
होत्तओथोी ॥ १५॥ 
उस अजातदत्रुने कहा, ्राह्मण क्षत्रियके प्रति, इस उद्देश्यसे कि यह 
मुझे त्रह्मका उपदेश करेगा, उपसन्न हो--यह तो विपरीत है। तो 
भी में तुम्हे उसका ज्ञान कराऊँगा ही |! तब वह उसके हाथ पकडकर 
उठा और वे दोनों एक सोये हुए पुरुषके पास गये | अजातशनुने उसे 
हे ब्रह्म | हे पाण्डरवास ! हे सोम राजन्‌ |? इन नामोसे पुकारा | परल्तु 
वह न उठा | तब उसे हाथसे दबा-दबाकर जगाया तो वह उठ बैठा॥१०॥ 
स होवाचाजातश्त्रुः ग्रतिलोमं | उस अजातशत्रुने कहा--यह 
जम जब. न तो प्रतिक्ोम--विपरीत है। क्‍या * 
वपषरात चतत्‌ के तत्‌ $ यह्राह्मण यह कि उत्तम वर्ण ब्राह्मण 


उत्तमवर्ण आचार्यत्वेडधिक्रृतः सन्‌ | अचार्यत्वका अधिकारी होकर भी, 
ग ९ 5 इस उद्देश्यसे कि यह मुझे ब्रह्मका 
क्षत्रियमनाचायंखभावमुपेयात्‌-- | उपदेश करेगा, जिसका आचार्यत्य- 
उपगच्छेच्छिष्यइृत्या ब्रह्म मे | खभाव नहीं है, उस क्षत्रियके 
अतीत .... | म्रति उपसन्न यानी शिष्यमावसे प्राप्त 
पक्ष्यतात | एतदाचारबिधि- | हो | यह आचारविधिका प्रतिपादन 
आप ही हा हा करनेवाले वाले शा स्नॉमें द्र गया 
आल 
त्वमाचायं एवं सन्‌ । विज्ञपयि- | स्थित रहो । फिर भी, जिसका ज्ञान 


ब्राह्मण ३ ] शाउरभापष्याथ छ०९ 
व्या् >> 20 वन्य 2७ व्यर्ट “क व्यक>- पे च्याद-+ >क व्यो2)0 ध्याई 222) न्याई २) व्याद>- 23% व्याद 2 "चादर, जहा > पैक 


प्याम्पेष त्वामह॑ यसिन्विदिते होनेपर ब्रह्मका ज्ञान हो जाता है 


ब्रह्म विदितं भवति यत्तन्म्रुख्य॑ 


त्रञ्म वेच्यम्‌ । 
त॑ गाग्ये सलज़ञमालक्ष्य 
विश्रम्मजननाय. पाणा हस्त 


आदाय गृहीत्वोत्ताबुत्थितवान्‌ । 
ते ह गाग्योजातगत्र्‌ पुरुष सुप्त 
राजगृहप्रदेश क्चिदाजम्मतुरा- 
गता। तं च पुरुष सुप्तं प्राप्य 
एतनाममिः बृहन्‌ पाण्डरवासः 
सोम राजन इत्येतेरामन्त्रयाश्वक्रे 
एबमामन्त््यमाणो5षपि से सुप्ो 
नोत्ततों, तमग्रतिवुध्यमान पा- 
णिना आपेषमापिष्यापिष्य बोघ- 
याश्वकार प्रतित्रोधितवान्‌ ; तेन 
से होत्ततो | तसादो गाग्येंणा- 
भिग्रेतः, नासावसिज्छरीरे कर्ता 
मोक्ता त्रक्षेति । 

कथं पुनारिंदमबगम्यते सुप्त- 

सुप्तपुरपानि- पुरुपगमनतत्सम्बो- 
सरणतु" परा- धनानुस्थानेगाग्यो- 
मृथ्यते हु मिमतस्य ब्रह्मणो- 
अ्रह्नत्वं ज्ञापितमिति ९ 

जागरितकाले यो गाग्याभिग्रेतः 


पुरुषः कर्ता भोक्ता अक्ष संनि- 





और जो मुख्य ब्रह्म वेच है, उसका 
ज्ञन मे तुम्हे कराऊँगा ही | 

फिर उस गाग्य॑को लज्ञायुक्त देख 
उसे विश्वास उत्पन्न करनेके लिये वह 
उसका हाथ पकड़कर खडा हुआ | 
और वे गाग्य तथा अजातशातन्रु राज- 
भवनके भीतर कहां सोये हुए पुरुषके 
पास आये । उस सोये हुए पुरुषके 
पास पहुँचकर अजातशत्रुने उसे 
हे बृहन्‌ ! हे पाण्डखास ! हे सोम 
राजन्‌ !' इन नामोंसे पुकारा | इस 
प्रकार पुकारनेपर भी वह सोया हुआ 
पुरुष न उठा, तब उस न जागने- 
वाले पुरुषको हाथसे दबा-दबाकर 
जगाने लगा, इससे बह उठ बेठा । 
अत जिसे गाग्य ब्रह्महूपसे मानता 
था, बह इस शरीरमें कर्ता-भोक्ता ब्रह्म 
नहीं है | 

ज़द्ठा-फिन्तु यह केसे जाना 
जाता हैं कि सुपृप्त पुरुषके पास जाने, 
उसे पुकारने और उसके न उठनेसे 
गाग्यके अभिमत ब्रह्मका अम्रह्मत्व 
सूचित किया गया है ? 

समाधान-गार्ग्यका अभिग्रेत जो 
पुरुष है, वह जिस प्रकार जाम्रतू- 
अवस्थामें कर्ता-भोक्ता ब्रह्म है और 


8१० बवृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
गई 2)क, न 2:2)% नहा 322): नाप ६2 व्या् >-> 3 पाई 2:22 “७-५०: ५, च्याई ०-2 क यह 2०2 यहा >:2 0, 2 वा > 
हितः करणेपु यथा, तथाजात- | वह इन्द्ियोंमें सन्निहित है, उसी प्रकार 
...... [ अजातशतरुका अभिप्रेत उसका खामी 
गन्वभिग्रेतोशप तत्खामी भ्ृत्ये- | म्वत्योमे राजाके समान उममें 
| सब्रिहित ही है। किन्तु गाग्यके 
ब्विव राजा सॉनाहत एवं | कि | थाने हुए मत्यस्थानीय ब्रह्म और 
| अजातशत्रुके अभिमत खामि-स्थानीय 
ब्रह्मके पार्थक्यनिश्चयका जो कारण 
है, वह सकीर्ण ( मिला हुआ ) है, 
इसलिये उनके भेदका निश्चय नहीं 
कारणं तत्सड़ीण॑त्वादनववारित- | होता । भोक्तामं द्रष्टृ्व (साक्षित्व) 
ही है, दृश्यत्व नहीं है, इस ग्रकारके 
विशेपम्‌ । यद्द्र॒टत्वमेव भोक्तुन उिवेक-निश्चयका जो कारण है तथा 
ध्यत्वम्‌, यवाभोक्तर्रस्य अभोक्तामें इ्यत्व ही है, दरष्टृत 
ट्श्यत्वमू, यचाभोक्तव्श्यत्वमेव न बह है ऐसे विनेकेक नियत जो 
तु द्रष्त्वम, तच्चोमयमिह सड्जीण- कारण है, वे दोनों ही यहाँ जागरित 
अवस्थामें मिले होनेके कारण अलग- 
त्वाह्वच्य दशायतुमशक्त्यामात | अछुग करके नहीं दिखाये जा सकते, 
इसीसे उन दोनोंको सोये हुए पुरुषके 


। पास जाना पडा | 


तु भृत्यखामिनोगाग्योजात- 


गत्रबभिप्रेतयोयद्विवेकावधारण- 


सप्तपुरुपगमनम्‌ । 


ननु सुप्तेडपि पुरुषे विशि-| पूर्व ०-किन्तु सुश॒प्त धुरुषमें भी 
प्राण नक्त- टैनोममिरामन्त्रितो । विशिष्ट नामोंसे पुकारे जानेपर [चेतन] 
लाभोक्तत-. भोक्तेव अतिपत्खते | भोक्ता ही समझेगा, [ अचेतन ] 
विवेचनन नामोक्तेति नेव | अभोक्ता नहीं। इसलिये तब भी निर्णय 
नणयः स्यादात । नहीं होगा | 

न, निधारितविशेषत्वाहाग्या- | घिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
रा पर चर | क्योंकि गाग्यके अभिमत ब्रह्मका 
मिम्रतस। या है सत्यनच्छन्नः | क्ोषरूप निश्चित कर दिया गया है। 


ब्राह्मण १ | 


शाइूरमाष्याथे 


४११ 


प्राण आत्मामतों वागादिष्वनस्त- 
मितो निम्लोचत्सु, ययस्यापः 
शरीर पाण्दरवासा), यश्वासपत्न- 
त्वाद्‌ बहन) यथ्व सोमो राजा 
बोडशकलः, स खब्यापारारूढो 
यथानिज्ञात एवानस्तमितख- 
भाव आस्ते | नचान्यस्थ कस्य- 
चिद्दयापारस्तसिन्काले गाग्येंणा- 
भिग्नेयते तह्रिरोधिनः | तसात्ख- 
नामभिरामन्त्रितेन ग्रतियोद्धव्यम, 
न॒च्‌ प्रत्यवुध्यत । तस्तात्पा- 


रिशेष्याद्वाग्याभिग्रेतस्याभोकतृत्व॑ 
ब्रह्मणः । 


भोक्‍्तृखभावश्रेद्‌॒. जुल्चीतेव 


स्व विषय ग्राप्म्‌। न हि दम्धख- 


भावः प्रकाशयित खभावः सन्वद्ति- 


स्तृणोलपादि दाह्मय॑ खबिषयं ग्रापत 


न दहति, प्रकाश्यं वा न ग्रकाश- 


किन जज. जज मल 2 3 मजा ५ 3. 2 बा आन ..नलरक नकल कल लीक अल नल जरा औी >333७०३७ न: अल» सा 2.3 आ. हसन >> मीक नर रत 2 अप जम कील जल 


जो सत्यसे आचउ्छादित प्राण आत्मा 
अर्थात्‌ अमृत वागादिके अस्त हो जाने- 
पर भी अस्त नहीं होता, जिसका जल 
शरीर है, इसलिये जो पाण्डरवासा है 
तथा जो शत्रहीन होनेके कारण बृहन्‌ 
है और जो सोलह कछाओंब्राछा सोम 
राजा है, वह अपने ब्यापारमें तत्पर 
हुआ पहले जेसा जाना गया है, उसीके 
अनुसार अनस्तमितखभाव रहता है। 
इसके सिवा इसके विरोधी किसी अन्य- 
का व्यापार गाग्यंको उस कालमें अभि- 
मत नहीं है | इसलिये अपने नामोंसे 
पुकारे जानेपर उसे जागना चाहिये, 
किन्तु वह जागा नहीं । अतः 
परिशेपरूपसे गारग्यके अभिमत ब्रह्म- 
का अभोक्त॒त्व ही सिद्ध होता है । 
यदि वह भोक्तस्वभाव होता तो 
अपनेको प्राप्त हुए विषयका भोग 
करता ही । अग्नि जलाने और प्रकाश 
करनेके खभाववाछा होवार भी अपनी 
पहुँचके भीतर आये हुए तण और 
उलप ( बाल्तृण ) आदि दाद्म पदार्थों- 
को न जलावे तथा प्रकाइय वस्तुओ- 
को प्रकाशित न करे--यह नहीं 


यति | न चेहहति प्रकाशयति वा | हो सकता । यदि वह अपनी पहुँच- 


२. जो स्वभावतः कभी अस्त नहीं होता । 


8९१२ 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्य९20. ६२२. ९२2६७ «९७, ०९८3. ९२०५. ६८०2५, ६९3... ६८२७, ९22. «32७. ६६०६. 
ग्राप्तं ख॑ विषयम/ नासों वहि्देग्घा | के भीतर आये हुए पदार्थोको भी 


निश्वीयते । 


तथासी प्राप्तशब्दादिविषयोपल- 


प्रकाशयिता वेति 


ब्यूखभावश्रेद गाग्याभिग्रेतः प्राण 
बृहन्‌ पाण्ठ रवास इत्येवमादिशब्दं 
स्वं विषपयम्ुुपलभेत) यथा प्राप्त 
तृणोलपादि बहिदहेट्काशयेच् 
अव्यभिचारेण तह॒त्‌ । तखा- 
स्माप्तानां शब्दादीनामग्रतिवोधा- 
दमोक्‍्तृखभाव इति निश्चीयते | 
न हि यस्य यः खमावो निश्चित 
स त॑ व्यभिचरति कदाचिदपि | 
अतः सिद्ध प्राणस्याभोक्त॒त्वम्‌ । 
सम्बोधनाथनामविशेषेण स- 
म्वन्धाग्रहणादप्रतिबोध इति चेत्‌ 


स्यादेतत्‌ू-यथा वहुष्वासीनेषु 


दग्व और प्रकाशित नहीं करता तो 
वह अग्नि जलाने या प्रकाशित करने- 
वाछ्ा है---ऐसा निश्चय नहीं किया 
जा सकता । इसी प्रकार यदि गार्ग्य- 
का अभिमत ग्राण अपनेको प्राप्त 
हुर शब्दोंको ग्रहण करनेके खभाव- 
वाला है तो अपने विषयमूत बृहन्‌, 
पाण्डरवास आदि शब्दको ग्रहण कर 
लेता, जिस प्रकार कि अपनेको 
प्राप्त हुए तृण-उल्प आदिको अग्नि 
बिना अपवादके दग्ध और प्रकाशित 
कर देता है, उसी प्रकार [ यहाँ भी 
समझना चाहिये ]। अतः अपनेको 
प्राप्त हुए शब्दादिका ज्ञान न होनेसे 
यह निश्चय होता है कि प्राण भोक्तु- 
खभाव नहीं है, क्योंकि जिसका जो 
निश्चित खभाव होता है वह उसको 
कभी नहीं त्यागता | इससे ग्राणका 
अभोक्तृल ही सिद्ध होता है। 


पूर्व ०-सम्बोधनके लिये प्रयोग 
किये हुए नामविशेषसे अपना सम्बन्ध 
ग्रहण न करनेके कारण पग्राणका 
अग्रतिबोध रहा हो तो अर्थात्‌ यदि 
ऐसी बात हो कि जिस प्रकार 
वहुतसे बेंठे हुए पुरुषोंमें अपने 


सखनामविशेषेण सम्बन्धाग्रहणा- | नाम-विशेषसे सम्बन्ध ग्रहण न 


ब्राह्मण १ | 


शाडू रभाष्याथ 


8१३ 


न्मामय॑ सम्बोधयतीति, भ्रण्वन्नपि 
सम्बोध्यमानो विशेषतों न ग्रति- 
पद्यते, तथेमानि बृहनित्येवमा- 
दीनि मम नामानीत्यग्रहीत- 
सम्बन्धत्वाग्राणो न गुह्नाति 
सम्बोधनाथ शब्दम्‌, न त्वविज्ञा 
तृत्वादेवेनि चेत्‌ ९ 

न; देवताभ्युपगमे5्ग्रहणानुप- 
पत्तेः। यस्य हि चन्द्रा्यमिमानिनी 
देवता अध्यात्म॑ प्राणो भोक्ता अभ्यु- 
पगम्यते, तस्थ तथा संव्यवहाराय 
विशेषनाम्ना सम्बन्धोड्वश्यं ग्रही- 
तव्यः अन्यथा भाह्यानादिविषये 

संव्यवहारोज्लुपपत्नः स्यात्‌ । 


| 
व्यतिरिक्तपक्षेज्प्यप्रतिपत्तेर- 





# क्योंकि देवता सर्वज्ञ होता है| 


करनेके कारण अर्थात्‌ यह मुझे ही 
पुकारता है, ऐसा न समझ सकनेके 
कारण कोई पुरुष पुकारे जानेपर सुनते 
हुए भी विशेषरूपसे नहीं समझता, 
उसी प्रकार थ्ये बृहन्‌ इत्यादि मेरे ही 
नाम हैं?--ऐसा सम्बन्ध ग्रहण न 
करनेके कारण प्राण अपनेको सम्बोधन 
करनेके लिये प्रयोग किये हुए शब्दों- 
को ग्रहण नहीं करता, अविज्ञाता 
होनेके कारण ही नहीं, तो 

पिद्धान्ती-यह बात नहीं है, क्योकि 
देवता माना जानेके कारण उसका नामसे 
सम्बन्ध ग्रहण न करना सम्भव नहीं 
है |# जिसके मतमें चन्द्र आदिका 
अभिमानी देवता अध्यात्म प्राण भोक्ता 
माना जाता है, उसके सिद्धान्तानुसार 
उस प्रकारके सम्यग व्यवहारके लिये 
उसे अपने विशेष नामसे अकय 
सम्बन्ध ग्रहण करना चाहिये, नहीं 
तो आवाहन आदिके त्रिषयमें ठीक- 
ठीक व्यवहार होना असम्भव 
होगा ।| 

पूर्व ०-[ भोक्ताको पग्राणादिसे ] 


व्यतिरिक्त माना जाय तब भी तो वह 


| तात्पर्य यह है कि यदि चन्द्रामिमानी देवताको अपने अभिधायक नामके 
साथ अपने सम्बन्धका ज्ञान न होगा तो उसके उद्देश्यसे किये हुए आवाहन, स्तुति, 
याग एव प्रणामादिकी सफलता नहीं होगी । 


3१४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ज्कॉ एफ बिक बन, नेट नया 22% नई व्याद 3: ;%, नया >> ऋ, व्याई 3८2; जाई ८7: नया 2८2 ७. बाई जप 
युक्तमिति चेत्‌ १ यस्य च ग्राण- | [ उकारनेपर ] नहीं समझता, इसलिये 
ल ह तुम्हारा कथन ठीक नहीं है | अर्थात्‌ 
व्यातारक्ता भाक्ता। तस्यापष बृह- जिसके मतमें भोक्ता ग्राणसे मिन्न है, 
नित्यादिनाममिः सम्बोधने बृह- उसके सिद्धान्तानुसार भी जब उसे 
स्वादिनाज्ों तदा तदिषयत्वा-! बहन इत्यादि ना्मोसे पुकारा जाय तो 
उसे उसका ज्ञान होना चाहिये, क्योकि 

स्मतिपत्तियुक्ता । न च्‌ क॒दा- | उस समय बृहतत्त्यादि नाम उसीको 
विलय दिवस) विषय करनेवाले होते है। किन्तु उसे 
चिदाप बहच्वादिशब्दः सम्बो- भी बृहत््वादि शब्दोंसे पुकारे जानेपर 
घितः ग्रतिपद्यमानो दुश्यते | | कभी उनका ज्ञान होता दिखायी नहीं 


राम ... | देता | अतः सम्बोधनको न समझना 
33 4000 8 अभोक्तत्वमें कारण नहीं हो 


धनाग्रतिपत्तिरिति चेत्‌ १ सकता-ऐसा कहे तो 


न; तद्वतस्तावन्मात्राभिमाना- | पिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योकि पग्राणादिमान्‌की. केवल 
प्राणादिमात्रका अभिमान होना सम्भव 
नहीं है । जिसके मतमें भोक्ता 
प्राणादिसे भिन्न है [ उसके सिद्धान्ता- 
नुसार ] वह ग्राणादि इन्द्रियोवाल 
प्राणी होना चाहिये। उसे आ्राण- 
देवतामात्रमें [ आत्मत्वका ] अभिमान 
नहीं हो सकता, जैसे हाथमें [ हाथ- 
वालेका अभिमान नहीं होता ]। अत, 
सम्पूर्ण शरीरके अभिमानीको, केवल 
प्राणका नाम लेकर पुकारे जानेपर 
उसमें अग्रतिपत्ति होना उचित ही 
है, किन्तु प्राणका, उसके किसी 


नुपपत्तेः | यस्य॒ ग्राणव्यत्रिक्तो 


भोक्ता स ग्राणादिकरणवान्प्राणी । 
तस्म न प्राणदेवतामात्रेडमिमानो 
यथा हस्ते । तस्मात्पाणनाम- 

सम्बोधने कृत्लाभिमानिनो युक्ते- 


वाग्रतिपत्ति; न तु आ्राणस्या- 


ब्राह्मण १ ] शाएरभाष्याथे घश५ 
्यब-.७ न्यद>- 2५ व्याक <:2क व्याई "72%, ्याई 22७ व्यक्ष ०-2 या: व्य् मर, व्याई रे: फ, न्कॉप न: फ प्यार नया: 2. 


साधारणनामसंयोगे, देवतात्म- | असाधारण नामसे सयोग होनेपर न 

समझना युक्त नहीं है |+ आत्माको 

क तो देवतात्मचका अभिमान न होने- 

त्वानाभमानाचात्मनः | के कारण [ इस ग्रकारकी अग्रतिपत्ति 
हो सकती है ]। 


खनामप्रयोगेज्प्यप्रतिपत्तिदश- | पूर्व ०-अपने  नामका प्रयोग 

करनेपर भी अभप्रतिपत्ति होती देखी 

नादयुक्तमिति चेत्‌ ? सुपुप्तस्य | जाती है, इसलिये ऐसा कहना उचित 

. ,... . . _|नहीं। अर्थात्‌ सोये हुए पुरुषका 

यह्याकक दवद त्ताद नाम तनापष । जो देवदत्तादि छोकिक नाम होता है 

मा उसके द्वारा पुकारे जानेपर भी कभी- 

कभी सुषुप्त पुरुषको उसका ज्ञान 

नहीं होता, इसी प्रकार भोक्ता होते 

हुए भी प्राणको उसका ज्ञान नहीं 
सन्प्राणो न प्रतिपद्यत इति चेत्‌ ? | होता--यदि ऐसी बात हो तो * 


न, आत्मग्राणयोः सुप्तासुप्तत्व- | पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि शरीर 
जि और ग्राणमें सु्त और असुप्त रहने- 
विशेषोपपत्तेः । सुपृप्तत्वाआण- | का भेद उपपन्न है। शरीर सोया 

रहता है, उसकी इन्द्रियों प्राणग्रस्त 


# अभिप्राय यह है कि यदि कोई कहे 'बृहन? 'पाण्डरवास! आदि नाम 
साधारण प्राणके वाचक नहीं हैं, अपितु प्राणाभिमानी देवताके वाचक हैं, इसलिये 
यदि उनके द्वारा किये हुए सम्बोधनको प्राणने ग्रहण नहीं किया तो कोई आपत्ति 
नहीं हो सकती--तो ऐसा कहना ठीक नहीं) क्योंकि जिस प्रकार जातिवाचक गौ 
शब्द भत्येक व्यक्तिका भी बोधन करता है; उसी प्रकार व्यापक प्राणको भी प्राणा- 
भिमानी वायु, चन्द्र इत्यादि देवताओंसे अभिन्न होनेका अमिमान होना ही चाहिये 
और उनके नामद्वारा पुकारे जानेपर उसकी ग्रतिपत्ति भी होनी ही चाहिये | इस- 
पर यदि कोई कहे कि प्राणव्यतिरिक्त आत्मा भी तो व्यापक है; फिर प्राणामिमानी 
देवताओके नामोंसे उसे ही बोध क्यों नहीं होता * तो इसके उत्तरमें आगेकी बात 
कद्दी गयी है । 


0०. ५ ९ ॥ 
पद्मयते सुपृप्तः। तथा भोक्तापि 








४१६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्यॉ: न ससपेक परमिट 9, यआाा८<2:, नई हे: व्याई:>- 3 व्याई 2:2७: न्याई ८208: व्या: ६-2: यह: >८2 ५७ न्यक्ष:>:732- नाई: >> 


ग्रस्ततयोपरतकरण आत्मा स्व॑ 


नाम ग्रयुज्यमानमपि न ग्ति- 
पद्यते । न तु तदसुप्तय ग्राणस 
भोक्तृ त्व उपरतकरणत्व॑ सम्बो- 


धनाग्रहणं वा युक्तम्‌ । 


अग्रसिद्धनाममिः सम्बोधन- 
मयुक्तमिति चेतू--सन्ति हि 
ग्राणविषयाणि ग्रसिद्धानि ग्राणा- 
दिनामानि; तान्यपोश्य अग्रसिद्धै- 
बृहत््यादिनामभिः. सम्बोधनम- 
युक्तम, लोकिकन्यायापोहात्‌ । 
तस्ाड्भोक्तुरेव सतः ग्राणस्याप्रति- 
पत्तिरिति चेत्‌ ९ 

न; देवताग्रत्याख्यानाथत्वात्‌ । 
केवलसम्बोधनमात्राग्रतिपत्त्यैव 


असुप्तय्याध्यात्मिकय ग्राणय्या- 


नलजत+तम+न्‍न>न।-_++.$+-- 


भोकतत्वे सिद्धे यद्नन्द्रदेवताविष- 
यैनोममिः सम्बोधनम, "तन 


ग्राणोइसिज्छरीर भोक्तेति गाग्यस्य 


रहनेके कारण निबृत्त हो जाती हैं, 
इसलिये उसे अपने नामका प्रयोग 
किये जानेपर भी उसका ज्ञान नहीं 
होता । किन्तु प्राण [ उस समय भी ] 
नहीं सोता, इसलिये उसका भोक्तृत्व 
माननेपर उसमें उपरतकरणत्व और 
सम्बोधनके अग्रहणकी उपपत्ति नहीं 
हो सकती | 


पूव ०-किन्तु अप्रसिद्ध नामोंसे 
सम्बोधन करना तो उचित नहीं है। 
प्राणसम्बन्धी प्राण आदि प्रसिद्ध नाम 
भी हैं ही, उन्हे छोडकर बृहत्ततादि 
अप्रसिद्ध नामोंसे पुकारना तो उचित 
नहीं है, क्योंकि इससे लौकिक न्याय 
भी भंग होता है। इसीसे भोक्ता 
होनेपर भी प्राणकों उसकी अप्रति- 
पत्ति हुई-ऐसा कहे तो * 


तिद्धान्ती-ऐसा कहना ठीक नहीं, 
क्योंकि वह सम्बोच्नन देवताका 
प्रत्यर्यान (निपेध ) करनेके लिये 
था | केवल सम्बोधनमात्रकी अग्रति- 
पत्तिसे ही असुप्त आध्यात्मिक ग्राणका 
अभोक्तृत्व सिद्ध हो सकनेपर भी जो 
उसे चन्द्रदेवतासम्बन्धी नामोंसे 
सम्बोधन किया गया है, वह गार्ग्यकी 
इस विशेष ग्रतिपत्तिका निराकरण 
करनेके लिये है. कि इस शरीरमे 


च्राह्मण १ ] शादूरभाष्याथे ४३१७ 
ब्वक> 2७, व: न्याद>- 2) न्याई 2), च्य५>:>४ व्यकर ८2%, याद ->८ कन्या आक व्यद 3 कक च्याई >> कक नाई >: प्याई> 2, 


विशेषग्रतिपत्तिनिराकरणार्थम्‌। न | चन्द्रदेवता ही भोक्ता ग्राण है| यह 


हि. तल्लोकिकनाम्ना सम्बोधने 
शक्‍य कतुम्‌ | प्राणप्रत्याख्याने- 
नेव ग्राणग्रस्तत्वात्करणान्तराणां 
ग्रवृच्यनुपपत्तेमवितृत्वाशझानु पप- 


त्तिः | देवतान्तराभावाच्च । 
नन्‍्व॒तिष्ठा इत्याद्यात्मन्वीत्य- 


न्तेन ग्रन्थेन गुणवदेवताभेदस्य 


दर्शितत्वादिति चेत्‌ 


न, तस्य ग्राण एवकत्वा- | 


भ्युपगमात्सवंश्रुतिष्वरनामिनिद- 
शनेन | “सत्येनच्छन्नम्‌ आ्राणो 
वा अमृतम्‌” ( बू० उ० १। ६। 
३ ) इति च॒ ग्राणवाहयस्यान्य- 
स्थानभ्युपगमाद्भोक्तुडः “एप उ 
होव सर्वे देवा” “कतम एको 
देव इति प्राण” ( ३। ९। 
९) इति च सबदेवानां ग्राण 


एवेकत्वोपपादनाञ । 
बू० उ० ७३--५७५७०- 





निराकरण [ ग्राणादि ] डोकिक नाम- 
से सम्बोवन करनेपर नहीं किया जा 
सकता था। प्राणके प्रत्याख्यानसे 
ही अन्य इन्द्रियोंके भोक्तत्वकी 
आशझ्जा भी नहीं हो सकती, क्योकि 
सुपुप्तिके समय ग्राणमें ही छीन रहनेके 
कारण उनकी प्रद्कत्ति होनी सम्भव 
नहीं है| तथा शरीरमें इनसे भिन्न 
कोई और देवता नहीं है, [इसलिये 
देवतान्तरका भोक्तृत्व भी अनुपपन्न है) 

पूर्व ०-किन्तु “अतिष्ठाः सर्वेषा 
भूतानाम! से लेकर'्आत्मन्वी ह मबति! 
यहाँतकके ग्रन्थसे विशेष-विशेष गुणोसे 
युक्त देवताका भेद दिखलाये जानेके 
कारण [ प्राणसे मिन्न कोई अन्य देवता 
नहीं है-ऐसा कहना उचित नहीं है ]। 


पिद्धान्ती-ऐसा मत कहो, क्योंकि 
सारी श्रुतियोंमें अर और नामिके 


| दृष्टान्तद्वारा उनका ग्राणमें ही एकत्व 


माना गया है | “सत्यसे आच्छादित 
है, प्राण ही अमृत है” इत्यादि 
वाक्योंसे प्राणसे बाह्य अन्य भोक्ता 
खीकार नहीं किया गया, तथा “यही 
समस्त देवगण है?” “वह एक देव कौन 
है ? प्राण” इस वाक्यसे भी समस्त 
देवताओंका प्राणमें ही एकत्व 
उपपादन किया है । 


४१८ 


बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


2, बा, नई 3: व्या नाई 2४, व्याई > 23% ना: धब- बाई 2:20, “कई 32%: 2:22 व्या::०:७ नाई जक 


तथा. करणभेदेष्वनाशइ्ा, 
देहभेदेष्विव स्म्ृतिज्ञानेच्छादि- 
प्रतिसन्धानानुपपत्तेश! न ह्न्य- 
दृष्टमन्यः सरति जानातीच्छति 
ग्रतिसन्दधाति वा। तसान्न करण- 
भेदविषया भोक्त॒त्वाशड्डा विज्ञान- 
माज्रविषया वा कदाचिदप्युप- 
पच्चते । 

ननु सट्ठात एवास्तु भोक्ता, 


कि व्यतिरिक्तकल्पनयेति १ 

न; आपेषणे विशेषद्शनात्‌ | 
यदि हि ग्राणशरीरसब्डातमात्रो 
भोक्ता खात्सद्वतमात्राविशेषा- 
त्सदा आपिष्टसयानापिष्टय च 
ग्रतियोधे विशेषो न स्थात्‌ । 


सद्डातव्यतिरिक्ते तु पुनर्भोक्तरि 


इसी प्रकार नेत्रादि विभिन्न इच्धियों- 
में भी भोक्तत्वकी आशज्डा नहीं हो 
सकती, क्योंकि विभिन्न देहोके समान 
उनमें स्पृति-ज्ञान एवं इच्छादिका 
प्रतिसन्‍्धान होना सम्मव नहीं है | 
अन्य पुरुषके देखे हुए पदार्थके विषय- 
में कोई दूसरा पुरुष स्मरण, जानकारी, 
इच्छा अथवा ग्रतिसन्धान नहीं करता 
इसलिये विभिन्‍न इन्द्रियोंके विषय 
अथवा विज्ञानमात्रके विषयरमे भोक्तत्व- 
की आशइ्ला होनी कमी उचित 
नहीं है। 


पू३०-अच्छा तो सधातकों ही 
भोक्ता मान लिया जाय, उससे भिन्न 
भोक्ताकी कल्पना करनेकी क्‍या 
आवश्यकता है * 


पिद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि उसे हाथसे दबानेपर विशेष 
अनुभव होता देखा जाता है | यदि 
प्राण और शरीर॒का संघात ही भोक्ता 
होता तो [ जागने और न जागनेके 
समय ] सघातमात्रमें सदा ही कोई 
अन्तर न होनेके कारण उसे दबाया 
जाय अयबा न दबाया जाय उसके 
जगे रहनेमें कोई विशेषता नहीं होनी 
चाहिये | किन्तु यदि भोक्ता सघात- 
से भिन्न होगा तो संघातके साथ 


ब्राह्मण १ | शाइरमाष्यार्थ 8१९ 

नया 3०2: न 3-2: चर ०: च्याइ २८2 न्याइ 2-2 पक ५क जी 23 व्या्->-, याई 2 व्यापक बयाई>-  व्याद न: व्याद3-2 आक 
सट्ठातसम्बन्धविशेषानेकत्वात्‌ु | उसके सम्बन्धविशेषोंकी अनेकता 

होनेके कारण दबाने या न दबानेसे 

पेषणापेषणकतवेदनायाः सुख- | होनेवाले ज्ञान तथा उत्तम, मध्यम और 

अधम कर्मोके सुख-दुःख और मोह- 
रूप फलमेद सम्भव होनेके कारण 
भेदोपपत्तेथ विशेषों युक्तः | न | उसमे विशेषता हो सकती है | केवल 
जे «| संघातमात्रको भोक्ता माननेपर तो 

तु सच्नातमात्रे सम्बन्धक्मंफल- | उसके सम्बन्ध और कर्मफलका भेद 


अपन सम्भव॒न॒ होनेके कारण कोई 
नुपपत्तावशषा सुक्तः | विे हर 
मेदाजुपपत्तेविशेषों यु वेशेषता हो नहीं सकती | 


दुःखमोहमध्यमाधमोत्तमकर्म फल- 


तथा शब्दादिपटुमान्यादि-| तथा [ केवल संधातको भोक्ता 
कम ५ ० माननेपर शब्दादिके पटत्व- 

इतशथ्र | अस्ति चाय॑ विशेषः-- |... आज मल के 
कल लत ॥॒ त्वादिसे होनेवाला ॥ भेद्‌ 
णाप्रतिबुध्यमानं॑ , भी नहीं हो सकता । किन्तु यह मेद 


पुरुष सुप्त॑ पाणिना आपेषमापि- है ही, क्योंकि अजातशत्रुने स्पर्श- 


ष्यापिष्य बोधयाश्वकाराजातशणत्रु। ; मात्रसे न उठनेवाले सुप्त पुरुषको 
| हाथसे दबा-दबाकर जगाया था । 


तसाद्य आपेषणेन प्रतिबुबुधे । अत, जो दवानेसे जगा तथा जिसने 
ज्वलब्निव स्फुरनिव कुतश्चिदागत , ज्यल्ति और स्फुरित होते हुएके 
इच पिण्डं च॒ पूर्वविपरीत बोध- | ससान देहमें मानो कहींसे आकर 


न उसे पहलेसे विपरीत बोध, चेशा एवं 
कक कक आकारविशेषादिसे युक्त कर दिया 


यन्‌। सोउ्न्योउस्ति गार्ग्याभिमत- | बह गार्ग्यके माने हुए बक्मोंसे भिन्न 
त्रह्मम्यो व्यतिरिक्त इति सिद्धम्‌। | दै“रेसा सिद्ध होता है । 
संहतत्वा्च॒ पाराश्योंपपत्तिः संत होनेके कारण भी प्राणकी 
प्राण्ल पारा- ग्राएस्प् । गृहस्य परार्थता सिद्ध होती है । परके 
ध्योपपादनन सतस्भादिवच्छरीरस्थ , सम्मादिके समान शरीरका आन्तर 


8२०, बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
जेट नक >: 2, वाइस, चाट: नई 72 चाई 220 पाई 222७, याई०:-७ वाई >:2%- व्याई>:2:% ६००७७. बह 2 
अन्तरुपष्टम्भकः ग्राणः शरीरा- । आधारभूत ग्राण दरीरादिसे संहत है- 
ऐसा हम पहले कह चुके हैं | तथा 
दिभिः संहत इत्यवोचाम । ' जिस प्रकार अरे और नेमि संहत हैं 
उसी प्रकार देह और प्राण मिले 
अरनेमिवच्च, नामिखानीय एत- | हुए है, एवं नामिस्थानीय ग्राणमें सव 
इन्द्रियों समर्पित हैं [--ऐसा भी कहा 
जा चुका है ]| अत वह [ देहादि- 
सघात ] गृह्मादेकि समान अपने 
अवयव-समुदायकी जातिवाले पदार्थोंसे 
क्तार्थ संहन्यत इत्येवमवगच्छाम। | रियर [ आत्मा | के लिये सहत हुआ 
है---ऐसा हमें जान पडता है | 
॥ 
सम्भकुव्यतणकाष्ठादियृहाव- ग्ह्के स्तम्भ, मित्ति, तृण एव 
' काष्ठादि अवयवोंके जन्म, वृद्धि, क्षय, 
यवानां खात्मजन्मोपचयापचय- , विनाश, नाम, आकृति, और कार्य- 
, रूप धर्मसे निरपेक्ष रहकर जिसने 
सत्ता और रुछ््ति आदि ग्राप्त की है, 
लब्धसत्तादितद्विषयद्रष्भ्रोतृम- | वही इन विषयोंका द्रष्टा, श्रोता, मन्‍्ता 
या ._. , और विज्ञाता है, तथा उसीके लिये 
च्वावज्ञात्रथत्व हट्टी मन्यामह।, , इन स्तम्भ आदिकी और इनके 
तत्सइगतसय च--तथा ग्राणाद्रव- ' सघातकी स्थिति है---यह देखकर 
हम ऐसा मानते हैं कि प्राणादि अवयत् 
और उनका संधात भी उसीके लिये 


जन्मोपचयापचयविनाशनामाकृति- देंगे चाहिये जिसने इनके जन्म, 

! , क्षय, विनाश, नाम, आक्ृति 
काययधमानरपेक्षलत्धसत्तादतादू- ' और कार्यरूप धर्मसे निरपेक्ष रहकर 
सत्ता आदि ग्राप्त की हो और जो 
ह इन ग्राणादि त्रिषयोंका द्रष्टा, श्रोता, 
महंतीति । मन्‍्ता और विज्ञता भी हो। 


सिन्सबेमिति च। तस्ादू गृहादि- 


वत्खावयवसपुदायजातीयव्य॒तिरि- 


विनाशनामाक्ठतिकाय धर्मनिरपेक्ष- 


यवानां तत्सइ्गतस्थ च खात्म- 


पयद्रएश्नोत॒ मन्दावज्येत्रथत्व भावतु- 


ब्राह्मण १] शाइरभाष्याथ 8२१ 
ब्व् नटटेक वका((2फ, ब्वन प> च्यई 3, च्यई 272  व्याई 22 ऋ- व्याई>८2 ऋ प्यार व्यापक यम: प्यार >:2%, ब्याए2 


देवताचेतनावच््वे समत्वाद्‌ | शई०-प्राणदेवता चेतनावान्‌ होने- 
के कारण भोक्ताके तुल्य ही है, इसलिये 
गुणभावानुपगम इति चेत्‌्-- | उसका गौणल (अग्रधानत्व ) नहीं 
माना जा सकता [ तात्पय यह है कि ] 
प्राणका विशिष्ट नामोंद्वारा आमन्त्रण 
दर्शनाचेतनावच्यमभ्युपगतम॒ । | के जानेसे उसका चेतनावान्‌ होना 
. । माना गया है। अत, चेतनावान्‌ होने- 
चेतनावच्वे च पाराथ्योपगमः पर भोक्ताके तुल्य ही होनेके कारण 
। उसको परार्थ मानना उचित नहीं है--- 

समत्वादलुपपन्न इति चेत्‌ १ ऐसा कहे तो 


न; निरुपाधिकसय केवलस्थ |. हिद्धान्ती-ऐसा . मत कहो, 


विजिज्ञापयिपितत्वात्‌ । क्रिया- क्योंकि यहाँ केवछ निरुपाधिक 

. / आत्माका ही ज्ञान कराना अभीष्ट है। 
कारकफलात्मकता हात्सना नाम- | आत्माकी क्रिया, कारक एवं फल- 
रूपोषाधिजनिता अविद्याध्यारो- | रूपता तो नाम और रूपकी उपाधि- 
पिता। तब्निमित्तो लोकस्य क्रिया- | के कारण अविद्यासे आरोपित है। 


हर ला उसीके कारण पुरुषको क्रिया, कारक 
कारकफला।भिमानलक्षणर संसार: | | एवं फलामिमानरूप संसारकी प्रापि 


स॒ निरुपाधिकात्मखरूपविद्यया | हुई है। उसे निरुपाधिक आत्म- 


निवर्तथितव्य इति तत्खरूपविजि- | जखूपके ज्ञानसे निदत करना है) 
गपगोपनिगदारक । इसलिये उसके खरूपका विज्ञान 
शापयिषयोपनिषदारसम्भः “ब्रह्म ते | करानेकी इच्छासे ही इस उपनिषद्‌- 
ऋ्रवाणि!” (च्वू०उ० २। १| १) | का आरम्भ हुआ है, क्योंकि “मे 
ने पट क्र न 

“/नेतावता विद्त भचति? ( २। | किक उदय कहे 
से ५इतनेसे ब्रह्मका ज्ञान नहीं होता? 

१।१७ ) इंत चोपक्रम्ध “एता- । इस प्रकार आरम्म करके «अरे, 


व (25 हु 
व॒दरे खत्वम्ृतत्वम! (४ ५। १५) | निश्चच इतना ही अम्ृतत्व हैँ? 


प्राणस्यथ विशिश्टनामभिरामन्त्रण- 


छरर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
जा, चाट, चाह: यह, न >:2: व्यई >८2 9 व्या- ऋ- व्याई: 2: "वाई डक. जाई: नया. व्यापक 
इति चोपसंहारात्‌ । न चातो- | इस अकार उपसहार किया गया है । 
हु .. , , | तीचमें भी इससे भिन्न कोई और 
अन्यदन्तराले विवाक्षतमुक्त | विवक्षित पदार्थ नहीं बतछाया गया | 
हि अत 'तुल्य होनेके कारण इसका गुण- 
वास्त । तसादनवसरः समत्वाद | भाव ( परार्थत्व या अग्रधानत्व ) नहीं 
दा माना जा सकताः--ऐसी शकाके 
शुणभाषानुपगंम दंत चांचरय लिये यहाँ अबकाश नहीं है | 
विशेषवतों हि सोपाधिकस | विशेषत सोपाधिकका ही सम्यक्‌ 
संव्यवहाराधों गुणगुणिमावः, न | वहारके डिये गुणयुणिभाव ( गेप- 
विदेश ग्रे हि शेषिभाव ) होता है, इससे विपरीत 
विपरीतस्थ । निरूपाख्यों हि | ( निरुपाविक ) का नहीं । और समस्त 
वाजज्ञापायापतः सबस्थाम्मप- | उपनिषद्‌में निरुपाधिकका ही विज्ञान 
निपदि । “स एप नेति नेति” ' कराना अभीष्ट है, क्योंकि “वह यह 
| [अं 2 श्ड ] 
(३।९।२६ ) इत्युपसंहारात | | कार्य नहीं है, कारण नहीं है?” इस 
नल मु ण्ते हू । प्रकार उपसह्वार किया गया है | अत 
मसल कक लक एतंस्थो- यह सिद्ध होता है कि इन अविज्ञान- 
अंवज्ञानमयभ्या विलक्षणा5न्योशस्त | मय आदित्यादि ब्रह्मोसे विज्ञानमय 
विज्ञानमय इत्येतत्सिद्धमू ॥१५॥। | अहम मित्र है ॥१५॥ 





तुषुत्तिमें विज्ञनमयकी स्थितिके विषयसें अजातम्त्रुका अभ्ष 
स॒होवाचाजातत्रुयत्रेष एतत्छुप्तोप्मुय एप 
विज्ञानमयः पुरुष: क्ैष तदाभूत्कुत एतदागादिति तदु 
ह न मेने गाग्यः ॥ १६॥ 
उस अजातडत्रुने कहा, “यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब सोया 
हुआ था, तत्र कहाँ था ” और यह कहॉसे आया » किन्तु गार्ग्य यह न जान 
सका ॥ १६॥ 


स्‌ एवमजातगत्र॒व्य॑तिरिक्ता- उस अभजातझपुने इस ग्रकार देह- 
से व्यतिरिक्त आत्माका अस्तित्व 
त्मास्तित्व॑ प्रतिपाथ गार्ग्ययुवाच- | प्रतिपादन करके गार्ग्यसे कहा-'जिस 


ब्राह्मण १ ] 


शाह्ररभाष्याथे 


8१३ 


कप च्याई 2-7: च्याई 2) न्याय १ प्यार पक, ब्या्ई >-7)00 न्याए ०: पक का 2:23, च्याई 2: कन्या 2, बयाई 20%, नये > 2 क, 


यत्र यसिन्काले एबं विज्ञानमयः 
पुरुष एतत्स्वपनं सुप्तोअ्भूत्या- 
क्पाणिपेषप्रतिबोधात्‌; विज्ञान॑ 
विज्ञायतेउ्नेनेत्यन्तःकरणं बुद्धि- 
रुच्यते, तन्मयस्तत्मायों विज्ञान- 
सयः । कि पुनस्तआायत्वम्‌ 
तस्मिन्नुपलस्यत्व॑ं तेन चोपलम्य- 
त्वग्ुपलब्धृत्व॑ च; कथ॑ पुनर्मय- 
ठोब्नेकार्थव्वे प्राया्थतिवावगम्यते 
“स्‌ वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञान 
मयो मनोमय:/” (त्चु० उ० ४ । 
४।५) इत्येबमादों प्रायाथे एव 
प्रयोगद्शनात्‌/ परविज्ञानविकार- 
त्वस्थाप्रसिद्धत्वात्‌) “ये एप विज्ञान- 
मय” (२।१। १६) इति 





समय यह विज्ञानमय पुरुष हाथसे 
दबानेपर जागनेसे पूर्व सोया हुआ 
था [ उस समय वह कहाँ था १] 
जिससे विशेषरूपसे जाना जाता है 
उस अन्तःकरण यानी बुद्धिको 
(विज्ञान! कहते हैं; जो तन्‍्मय अर्थात्‌ 
तत्प्राय हो वह विज्ञानमय है | किन्तु 
आत्माकी तत्प्ायता ( विज्ञानमयता ) 
क्या है *# जो उस ( विज्ञान ) मे 
प्राप्त होने योग्य है, अथवा जिसे उस 
( विज्ञान ) के ही द्वारा प्राप्त किया 
जा सकता है तथा जो उपलब्धा 
(साक्षी ) है, उसको '्त््ायः 
( विज्ञानप्राय > कहते हैं, उसका 
भाव तत््रायत्व है। किन्तु 'मयद! 
प्रत्ययके अनेक अर्थ होनेपर भी यहाँ 
उसको प्रायार्थता ही कैसे जानी 
जाती है * “वह यह आत्मा--न्रह्म 
विज्ञाममय और मनोमय है?” इत्यादि 
श्रुतियोमें इसका प्राय. अर्थमें ही 
प्रयोग देखा जानेसे, परमात्मरूप 
विज्ञानका विकारत्व प्रसिद्ध न होनेसे, 
“जो यह विज्ञानमय है” इत्यादि 
श्रुतियोंमे भ्यह? इस प्रकार विज्ञानमय- 





१ यहाँ विज्ञाममय शब्दमे जो मयट्‌ प्रत्यय हे; उसको विकारार्थक मानकर 
विशनमय शब्दका अर्थ कोई यह न समझ ले कि (विशान--परमात्माके विकारभूत 
जीव ही विजश्ञानमय हैं।? इसके लिये भाष्यकार विशानमयकी व्युत्पत्ति करते हैं । 

# यहाँ यह शड्जा होती है आत्मा तो अठग है उसका बुद्धिसे सम्पर्क नहीं 
हो सकता, अत- आत्माको विज्ञाममय--अन्त-करणमय बताना उचित नहीं है, 
इस शजड्जाक़्ो मियनेके लिये तत्पायत्वका निरूपण करते हैं । 


४२४ बहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्कॉिट नकॉ टन कक ब्यई 272% कई 29% बहा<>:2:%- बाई 220 नई:-2% न <>:23%- यह: बा, पा: 


च ग्रसिद्धवदनुवादाद्‌ अवयवोप- | का ग्रसिद्धवत्‌ अनुवाद करनेसे तथा 
[ जीव विज्ञनका अवयव या विज्ञान- 


मार्थयोशात्रासम्भवात्‌ पारिशेष्या- | सच्श है--इस अकार ] 38२5 
उपमारूप अर्थ सम्भव न ह 
| परिशेषत इसकी मप्रायार्थता ही सिद्ध 

होती है | अत सड्डल्प-विकल्पादिरूप 


स्पादात्मकमन्तःकरणं. तन्मय » अन्त करण विज्ञान है, तन्‍्मय आत्मा 
| है--ऐसा इसका भावार्थ है | पुरमें 


इत्येतत्‌ । पुरुषः पुरि शयनात्‌ । | ( शरीररूप नगरमें ) शयन करनेके 
! कारण वह (पुरुष? है | 


कप तदाभूदिति प्रश्न: खभा- |. उस समय यह कहों था *-- 
2300 5 यह 4 । यह प्रश्न आत्माके खभाव (खरूप ) 
वबाबाजज्ञापायपया- ग्रावग्रातिवां- | का विशेषरूपसे बोध करानेकी इच्छा- 


धात्क्रियकारकफलबविपरीतखभाव से है--जागनेसे पहले आत्मा क्रिया- 

आत्मेति कार्यामावेन दिदर्श-। ऑक-कडरूपतासे विपरीत खमाव- 

। वाला है--यह उसके कार्यामावसे 

यापतम्‌; ने ह प्रावग्रातवाधा- दिखाना अभीष्ट है क्योंकि जागनेसे 

त्कर्मादिकार्य सुखादि किख्वन | 'देलें कर्मादिका कार्य सुख आदि 

' कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता | 

थास्वाभाव्यमेवात्मनोज्यगम्य-. | अत्माकी अकर्मस्वभावता ज्ञात होती 

है---जिस स्वभाववालेमें यह था और 

त-यासन्खाभाव्य5भ्ूत्‌ , यतश्व । जिस स्वभाववालेसे च्युत होकर यह 

खाभाव्यात्मच्युतः संसारी खमा- | सारी और मिन्नस्वभाव होता है-- 

द यह बतानेकी इच्छासे, जिसमें प्रतिमा- 

वावलक्षण दात* श्तांद्ववक्षया | की कमी जान पडती है, उस गाग्य- 

पच्छति से उसकी बुद्धिको व्युत्पन्न ( सूक्ष्म 

च्छति गाग्य अतिभानरहितं बुद्धि- |... ् 

ध ५ विचार-शक्तिसे युक्त ) करनेके लिये 
व्युत्पादनाय । राजा अजातशत्न पूछता है । 


त्यायाथंतव । तसात्सडूल्पावक 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरसमाष्या्थ 


8२५ 


ज्क2 0७ व्य०->ऋ च्याई 2 यह: जाई < 2००92 व्याइ:०८>स्‍% व्याद:>- ०७ "या <<:>%, ब्याई 2-0: नहा >> पाई ८ पक, नया: >८2 3 


क्षेष तदाभूत्‌ * कुत एतदागात्‌ ! 
इत्येतदुभय॑ गार््येणेव प्रष्टव्य- 
मासीत्‌, तथापि गाग्येंण न 
पृष्टमेति नोदास्ते अजातशत्रु॥ 
बोधयितव्य एवेति ग्रवर्तेते । 
ज्ञययिष्याम्येवेति ग्रतिज्ञातत्वात्‌। 


एवमसो व्युत्याद्यमानोपि 
गार्ग्यो यत्रेष आत्माभ्ृत्याव्रति- 
वोधादू. यतश्रतदागमनमागात्‌ 
तदुभयं न व्युत्पेदे वक्त वा 
प्र वा गाग्यों ह न मेने न 
ज्ञातवान्‌ ॥ १६॥ 


“उस समय यह कहा था * और 
यह कहॉसे आया है? ये दोनों प्रश्न 
गारग्यंको ही पूछने चाहिये थे | किन्तु 
गार्यने इन्हे नहीं पूछा, इससे 
अजातशम्ुने उदासीनभाव घारण नहीं 
किया, अपितु यह निश्चय करके कि 
इसे बोध कराना ही है, वह स्वयं 
प्रवृत्त हो गया, क्योंकि उसने बोध 
कराऊँगा ही? ऐसी प्रतिज्ञा की थी । 

इस प्रकार सचेत करनेपर भी 
जहाँ यद्द आत्मा जागनेसे पहले था 
और जहॉसे इसने आगमन क्रिया है? 
इन दोनों बातोको गार्ग्य न समझ 
सका अर्थात्‌ इन्हें बताने या पूछने- 
का उसे ज्ञान नहीं हुआ ॥ १६॥ 


272०0 
निवेचन 
विन्नानात्याके ग़यनस्थानका प्रातिपादन तथा स्वपितिश्नब्दका निवेचन 


स॒होवाचाजातशत्रुयत्रेष एतत्सुप्तोषभुद्य॒एष 
विज्ञाननयः पुरुषस्तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञान- 
मादाय य एषो(न्तह दय आकाशस्तस्मिज्छेते तानि यदा 
गह्ात्यथ हैतत्पुरुषः खपिति नाम तद्शहीत एवं श्राणो 
भवति गशहीता वाग्यहीतं॑ चल्लुगहीतं श्रोत्रं ग्हीत॑ 
सनः ॥ १७ ॥ 


उस अजातशत्रुने कहा, यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जब यह सोया 
हुआ था, उस समय यह विज्ञानके द्वारा इन प्रार्णोके विज्ञानको ग्रहण कर 


४२६ बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
जर्टने न ४ बट को जि: 2४, न्य >:2%, नई 3८20० को 2:22, कई ८2:9७: जा: या>:23 नई पाई: 
यह जो हृदयके भीतर आकाश है उसमें शयन करता है। जिस समय 
यह उन विज्ञानोको ग्रहण कर लेता है, उस समय इस पुरुषका 'खपितिः 
नाम होता है | उस समय ग्राण गृहीत रहता है, वाक्‌ ग्ृह्दीत रहती है, 
चक्षु गृहीत रहता है, श्रोत्र गृहीत रहता है और मन भी गृह्गीत रहता 

है? || १७॥ 
सहोवाचाजातशत्र॒विवक्षिताथं- | उस अजातशबुने विवक्षित अर्थ- 
न मल को समर्पण करनेके लिये कहा-- 
| यह जो विज्ञानमय पुरुष है, जिस 
एप विज्ञानमयः पुरुषपः कैष तदा- | समय यह सोया हुआ था उस समय 
भूव ? छुत एतदागात्‌ १ इति. यह कहाँ था और कहॉसे यह आया है? 
-इस प्रकार जो हमने पूछा था 
यदप्च्छाम, तच्छणृच्यमानम्‌-- | उसका उत्तर दिया जाता है, सुनो- 


यत्रेप एतत्‌ सुप्तोअ्भूत्तत्तदा |. जिस समय यह सोया हुआ था, 
तसिन्काले एपां वागादीनां प्राणानां उस समय अन्त.करणरूप उपाधिके 
विज्ञानेनान्तःकरणगतामिव्यक्ति- ह स्वभावसे जनित विज्ञानसे यानी 
विशेषविज्ञानेन उपाधिखभाव- | अन्त.करणगत अभिव्यक्ति (आभास)- 
जनितेन आदाय विज्ञानं वागा- | त्रिरेषरूप विज्ञानसे वागादिके विज्ञान- 
दीनां खस्वविषयगतसामर्थ्य | शो अर्थात्‌ अपने-अपने विषयोंमें 
गूहीत्वा, य एपोस्स्तर्मप्ये हृदये | >ें सामर्थ्यकों ग्हणकर यह जो 
हृदयस्थाकाशः, य आकाशशब्देन 6 आइ न कल 
पर एवं ख आत्मोच्यते, तमि- आकाश” शब्दसे अपना 
के श्फिललिक परम आत्मा ही कहा गया है, उस 
नव आत्मन्याकाश शत खाभा- | आआभ्ाविक असांसारिक स्वात्माकाशरमें 


विकेज्सांसारकि | न केवल | ही शयन करता है। “हे सोम्य ! 
आकाश एव, श्रुत्यन्तरसामथ्यौत्‌- उस समय यह सतको ही प्राप्त हो जाता 





“सता सोम्य तदा सम्पन्नो | है” इस अन्य श्रुतिकी सामर्थ्यसे 
भवति” ( छा० उ० ६ | ८ |१) | केबठ भूताकाशमें ही शयन नहीं 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्याथे 


७२७ 


ब्यरई20 «५०८२४, ५ <-2॥७. व्याईड 2:22 न्य +:-)2७- व्या 2८2 ५% चक< 2 - न्याई ०८2७. जाई) ब्याई(>८- %- चार >2 ७ न >> 


इति । लिज्ञोपाधिसम्बन्धक्ृतं 
विशेषात्मखरूपपुत्सज्य अविशेषे 
सखाभाविके आत्मन्येव केबले 
बतेत इत्यभिग्रायः । 

यदा शरीरेन्द्रियाध्यक्षताप॒त्स- 
जति, तदासी खात्मनि वर्तत इति 
कथमवगम्यते $ नामप्रसिद्धया । 
कासो नामग्रसिद्धिःई इत्याह-तानि 
वागादेविज्ञानानि यदा यसि- 
न्काले गुन्षात्यादते अथ तदा 
हेतत्पुरुपः खपिति नाम--एत- 
ज्ञामास्य पुरुषस्य तदा प्रसिद्ध 
भवति। गोणमेवास्य नाम भवति। 
सखमेवात्मानमपीत्यपिगच्छतीति 
सपिती त्युच्यते । 

सत्यं॑ खप्तीतिनामग्रसिद्धया 
आत्मनः संसारधर्मविलक्षणं रूप- 
मवगम्यते, न ॒त्वत्र युक्तिरस्ती- 
त्याशढक्याह---तत्तत्र खापकाले 


करता | तात्पये यह है कि लिड्डो- 
पाधिके सम्बन्धसे होनेबाले अपने 
विशेष रूपको त्याग कर स्वाभाविक 
अविशेप शुद्ध आत्मामे ही विद्यमान 
रहता है । 


जिस समय यह ररीर और 
इन्द्रियोंकी अध्यक्षता छोड देता है, 
उस समय स्थात्मामें ही विद्यमान 
रहता है, यह कैसे जाना जाता है * 
--नामकी प्रसिद्धिसे | वह नामकी 
प्रसिद्धि क्या है * सो श्रुति बतलाती 
है--जिस समय यह उन वागादिके 
विज्ञानोको ग्रहण कर लेता है, उस 
समय यह पुरुष 'स्वपिति! नामत्राल 
होता है---उस समय इस पुरुषका 
यही नाम प्रसिद्ध होता है। यह 
इसका गुणजनित ही नाम है | यह स्व 
अर्थात्‌ आत्माको ही अपीति-अपि- 
गउछति अर्थात्‌ ग्राप्त हो जाता है, 
इसलिये 'स्पपिति? ऐसा कह्दा जाता है। 


सचमुच, 'स्वपिति' इस नामकी 
प्रसिद्धिसि तो आत्माका रूप सासारिक 
वर्मोप्ते विलक्षण जान पड़ता है, 
परन्तु इसमें कोई युक्ति नहीं है-- 
ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है- 
उस समय-उस सुषुप्ति-काल्में प्राण 


गृहीत एव ग्राणो भवति | प्राण इति | गढ्वीत ही हो जाता है। यहाँ 


8४२३० 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


लोक न महाराजत्वमेव जाग- 
रित इव | तथा महात्राह्मण इच। 
उताप्युच्चावचमुत्च च देवत्वाद्यवर्च॑ 
च तियक्त्वादि, उच्चमिवावचमिव 
च्‌ निगच्छति । मृषेव महाराज- 
त्वादयो5्स् लोकाः, इवशब्द प्रयो- 
गाद्व्यभिचारदशनाञ । तसान्न 
वन्धुवियोगादिजनितशोकमोहा- 
दिमिः खप्ने सम्बध्यत एवं । 


ननु च यथा जागरिते जाग्र- 
त्कालाव्यभिचारिणो लोका; एवं 
समेपि तेजस महाराजत्वादयो 
लोकाः खम्तकालभाविनः खम्न- 
कालाव्यभिचारिण. आत्मभूता 


एव, न त्वविद्याध्यारोपिता इति । 


ननु च जाग्रत्कायंकरणात्मत्व॑ 
देवतात्मत्व॑ चाविद्याध्यारोपितं न 


९ ८ “5८ ८&े 
परमाथत इत व्यातारक्तावज्ञान- 


जागरित अवस्थाकी तरह महाराजत 
ही नहीं होता | इसी प्रकार महा- 
ब्राह्मणफे समान होता है, अथगज्न 
ऊँची-नीची-ऊँची देवत्वादि और 
नीची तिर्यक्त्वादि, इस प्रकार ऊँची- 
नीचीके सद्श [ गतियों ] को प्राप्त 
होता है | किन्तु इसके ये महा- 
राजलादि लोक भिध्या ही हैं, क्योंकि 
इनके साथ 'इवः शब्दका अश्रयोग 
किया गया है और [ स्वप्नेतर 
अवस्थाओमें ] इनका व्यभिचार (त्याग) 
भी देखा जाता है। इसलिये स्वप्नावस्था- 
में बन्धुवियोगादिजनित शोकमोहा[दिसे 
सम्बन्ध होता ही हो--ऐसी बात 
नहीं है । 

पूव ०-किन्तु जिस प्रकार 
जागरित अवस्थाके कर्मफल जाग्रतू- 
काल्में व्यभिचरित होनेवाले नहीं 
होते, उसी प्रकार वे खप्नकामें 
होनेवाले. कर्मफल. खम्नकाल्‍में 
अव्यभिचारी और आत्मखरूप ही 
होते हैं, वे अविय्यासे आरोपित नहीं 
होते | 

विद्धान्ती-परन्तु जाग्रत्कालका 
भी देहेन्द्रियात्मत्व और देवतात्मल 
अवियासे आरोपित ही है, परमार्थत 
नहीं है--यह बात विज्ञानमय 
आत्माको ग्राणादिव्यतिरिक्त प्रदर्शित 


त्राह्मण १] शाउरभाष्यार्थ 3३१ 
ज्या सेफ पक २: ब्का क्‍० न 2 "का न. ०० “कप पक बवपय प न्य जि फेज न्याय क न ली किक बट 
मयात्मप्रदशनेन अद्शितम्‌ | | के के दिखा दी गयी है। ऐसी 
सझितिमे वह ( जागप्रत्कमंफ़ल ) पुन- 
तत्कथ॑ दरृशगन्तत्वेन स्वभलोकस्य ' रुशीवित होनेब्राले मृतकके समान 
' खप्तगतः कर्मफलका देष्टान्त बननेक्रे 
मृत इबोजीविष्यन्यादूर्भविष्यति ? हिये किस प्रकार ग्रादुर्भूत हो 
सकता है ?+ 
सत्यम्‌, विज्ञानमये व्यतिरिक्ते. पूर्व ०-ठीक है, आत्मा प्राणादि- 
व्यतिरिक्त है--यह प्रदान करनेके 
लिये प्रयोग किये हुए न्यायसे ही 
विद्याध्यारोपितम्‌-शुक्तिकायामिव ! विज्ञनमयके अतिरिक्त सिद्ध होनेपर 
- ' कार्य-करण-देवतात्मप्रदर्शन शुक्तिमें 
जतत्वदशनम्‌ इत्यतात्सद्धरात । रजतदर्शनके समान अविद्याध्यारोपित 
व्यतिरिक्तात्मास्तित्वप्रद्शनन्या- , हे सिद्ध हो जाता है, किन 
ु | वह न्याय आत्माकी विशुद्धि सिद्ध 
येनेच, न तु तहिशुद्धिपरतमव , करनेके लिये [ अर्थात्‌ आत्मासे भिन्न 
| अन्य सारा प्रपश्च मिथ्या है-यह 
सिद्ध करनेके लिये ] ही नहीं कहा 
जाग्रत्कार्यकरणदेवतात्मत्वदर्शन- | गया, इसलियि असत्‌ होनेपर भी 
... .. . | इस जाग्रतू कार्य-करण-देवतात्मरूप 
लक्षणः पुनरु्भाव्यते | सवा हि दृष्टान्तकी पुन उद्घभाबना की जाती 


कार्यकरणदेवतात्मत्वप्रदशनम्‌ अ- 


न्याय उक्त: इत्यसन्नपि व्ट्टान्तों 


न्यायः किश्विड्िशेषमपेक्षमाणो- | * है सभी न्याय कुछ विशेषताकी 
अटल अपेक्षा रखनेपर अपुनरुक्त माने जाते 
5पुनरुक्तीमवति । है । 


न तावत्खभेष्नुभूतमहाराज- | पिद्धान्ती-किन्तु खम्में अनुभव 
होनेवाले महाराजत्वादि कर्मफल 








॥# अथांत्‌ यदि जाग्रत्कालिक कर्मफछ खय ही अविद्याध्यारोपित है तो 
उसके दृश्टन्तद्वारा खाप्म प्रपश्नका सत्यत्व केसे सिद्ध किया जा सकता है ? 


४रे२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बट, बकरे व कब), जहा >2% न ०८29 आई >-2::७- नाई 2-2: व्याद 22% हाई ०2 व्याई २) पक न्याद<>पक, नह: ८2 


त्वादयों लोका आत्मभूता: आत्म- 
नोउन्यस्य जाग्रग्मतिविम्पभू तस्य 
लोकस्य दशनात्‌ | महाराज एव 
तावद्व्यस्तसुप्तास प्रकृतिषु पयद्े 
शयानः खमान्पश्यन्नुपसंहुतकरणः 
पुनरुपग॒तग्रकृतिं महाराजमिवा- 
त्मान॑ जागरित इचब पर्यति यात्रा- 
ग॒तं मुझ्लानमिव च भोगान | न 
च तस्य महाराजस्थ पर्यक्षे शय- 
नादू द्वितीयोध्न्यः प्रक्ृत्युपेतो 
विषये पर्यटन्नहनि लोके प्रसिद्धो- 
उस्ति, यमसो सुप्तः पत्यति। न 
रूपादिमतो 
दर्शनमुपपथते । न च देहे देहा- 
न्तरस्य तत्तुल्यस्य सम्भवो5सि, 
देहस्थस्येव हि खमदशनम्‌ | 


चोपसंहतकरणस्य 


ननु पर्यझ्ले शयानः पथि ग्रवृत्त- 


मात्मानं पद्यति-न वहिः खम्मा- 


न्पव्यतीत्येतदाह--स महाराजो | 


अपने खरूपसे हैं भी तो नहीं, 
क्योंकि उस अवस्थामे आत्मासे भिन्न 
जाग्रत्कालका ग्रतिबिम्बभूत कर्मफल 
देखा जाता है | उस समय जिसकी 
इन्द्रियाँ आत्मामें लीन रहती हैं, वह 
पलगपर सोया हुआ महाराज ही, अन्य 
सब सेवकोंके जहाँ-तहाँ सोते रहनेपर 
स्वप्त देखता हुआ अपनेको जागरित- 
अवस्थाके समान पुन, सेवकादिसे युक्त 
महाराजके समान यात्रामें जाते हुए तथा 
भोग भोगते हुए देखता है | उस 
महाराजके पलगपर शयन करनेवाले 
देहके अतिरिक्त सेवकादिके सहित 
देशमें श्रमण करनेवाला कोई अन्य 
देह दिनमें नहीं देखा जाता, जिसे 
वह खम्तावस्थामें देखता हो। तथा 
जिसकी इन्द्रियाँ लीन हो गयी हैं 
ऐसे उस सुप्त शरीरको रूपादिमान्‌ 
पदार्थोका दर्शन होना भी सम्मत 
नहीं है| देहके भीतर भी उसके 
समान किसी अन्य देहका होना 
सम्भव नहीं है और खप्नदशने 
देहस्थ जीवको ही होता है | 

मगर पलंगपर सोनेवाला देह ही तो 
अपनेको [ देहसे बाहर ] मार्गमें चछता 
हुआ देखता है ? ऐसी आशझ् करके 
कहते हैं, नहीं, वह शरीरसे वाहर ख्न 
नहीं देखता-इसी विषयमें श्रुतिका यह 


ग्रा्मण २ ] 


शा रभाष्पाय 


उदेरे 


7७] 


* 
न शक 75 और है # जा 
जय पक पट. ०.१ अक "या, >> च्क् 2०७० “३... ने >अ न ब्यकर>> पक स्वर,» «ही +...अाक “या. या. स्व चय.....20% भय... >लक> 


जानपदाझनपदे सवान्गजपकर- 
णभृतास्थुत्यानन्यांथ. गदीत्वो- 
पादाय ग्व आन्‍्सोग एवं जयादि- 
नोपालिते जनपद बथाक्रामं गो 
यः झामोप्सम्म संथाऊाममिच्ठातो 
यथा परिवतेतेत्यथ: एयमेयप 
पिन्तानमयः, एनंदिति क्रिया 
विशेषणम, प्रागान्णृदी त्या जागरि- 
तम्ानेभ्य उपसंहन्य म्वे शरीर 
से एवं देहे ने बहिः बथाऊामं 
परितने; 
मिताः पूवानु भृतवस्तुसस्णीवा- 
सता अनुभवतीत्यथः। तम्मात्खमे 
मृपाध्यागेपिता एजात्मभूतत्वेन 
लोका अविद्यमाना एवं सन्‍्तः, 
तेथा जागरितेठ्रपि, इति प्रत्ये- 
तब्यम्‌ | 


4 
५ 


हा 


कारकफलात्मको विनञानमय ्‌्त्ये- | 
तत्मिद्धम्‌ | गग्माद स्य्गन्ते द्रप्म- 

विपयभृताः 
त्मकाः कायकरणलक्षणा लोकाः 
तथा खमेडपि, तसादन्यो5्स 


72 हू 
बू० उ० पा +++९१--- 


क्रामकमभ्यामुझ्ा- , 


पल हऔै-ड मंदागज सानवर्दों- 
अनप३ ६ शा ) ने झन आठ रा पाकर 
'ल्विएल से।क तथा अन्य राबओं 
लहर अपने जयादिदारा आधे किसे 
तब जिस प्रकार यथा दाम--उस की 
तमी- कसी उच्ठा होती है, उसके 
सुसार बन्‍छ विचस्ता सै--ऐसा 
अअजी शीला है; ता गंगर के 
+ितानमंय प्राणी को अं ठणकर- वमरित 
दि्यासे हटा कर व्वगरीरन--अपच 
मे उडगे, बाहर नहों। यवन्‍ठ्ध 
विचरता हैं, अर्थात्तू द्राम ओर 
#मेसे उद्धालित पूरनिलत वस्तुओ- 


, के समान रबपवाड़ी आलनसाओं- 
। थ अनुना चाखा हैं| मूली टतत्‌! 


दामजद कियाविशेषण। है | अन, 
साधाचलपने जययमान दो होनेके 
कारण ब्प्रायस्वाम जो कर्मकठ टोने 
हैं, थे किया ही हैं, इसी प्रकार 
सागरि-अयम्नाम नी ये मिध्या ह-- 


तम्मादिशुद्वोउक्रिया- | ऐसा जानना चाहिये | उसलिये यह 


कक 


| सिद्ध होता दे कि जो क्रिया, कारक और 


फरटखख्प नहीं हे वह विज्ञानमय विश्ुद्ध 
दी हे | क्योकि क्रिया, कारक एव फठ- 


क्रियाकास्कफला- | सप कार्यकरणात्मक छोक (देहेन्द्रिय- 


सपातख्प कर्मफछ ) द्रशके विपयमूत 
दी देखे जाते है और बैसे ही 4 खप्नमें 
भी होते हैं | अत: इन खप्त और 


8३४ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
82 ८८. ८०3 २2७, ८ ८ 32९२२ «2७. ९03... ०६20. «९२. 
व्व्येभ्यः स्वृप्तजागरितलोकेम्यो | जागरितके दृश्यभूत कर्मफलोंसे विज्ञान- 
द्रश विज्ञानमयों विशुद्धः ॥१८॥ | मय द्रष् मित्न और विश्ुद्ध है ॥१८॥ 
7*+ असर ककैड्टशा 
सुषुत्तिका स्वरूप 
दर्शनवृत्ती स्वम्े वासनाराशे-| खप्मदर्शनइत्तिमें. वासनाराशि 
९ डर्मतेति थि दृश्यरूप होनेके कारण अनात्मपर्म है, 
व्ययसादतइजंतातद जशडतात इससे आत्माकी विश्ञुद्धता ज्ञात होती 
गता आत्मनः । तत्र यथाकामं | है| उस अवस्थामें वह यथेच्छ विचरता 
है--इस प्रकार उसका इच्छानुसार 
विचरना बतलाया गया। किन्तु द्रश्का 
मुक्तम्‌ | द्रष्ट/ेइ्यसम्बन्धभासस यह इ्यसे सम्बन्ध खाभाविक है, 
'भाविक इत्यशुद्धता इसलिये उसकी अशुद्धताकी शझा 
साभापक इत्यझुड्ता शडक्यतः |. आती है, अत. उसकी विश्युद्गधता 
अतस्तदिशुद्धयर्थमाह--- सिद्ध करनेके लिये श्रुति कहती है--- 
अथ यदा सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद 
हिता नाम नाडबो द्वासप्ततिः सहस्नाणि हृदयात्पुरीततम- 
भिप्रतिष्ठन्ते ताभिः प्रत्यवरुप्य पुरीतति शेते स यथा 
कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिश्नीमानन्दस्य 


गत्वा शयीतेबमेवंष एतच्छेते ॥ १६ ॥ 


इसके पश्चात्‌ जब वह सुषुप्त होता है, जिस समय कि वह किसीके 
विधयमें--कुछ भी नहीं जानता; उस समय हिता नामकी जो बहत्तर हजार 
नाडियाँ हृदयसे सम्पूर्ण शरी हमें व्याप्त होकर स्थित हैं, उनके द्वारा बुद्धिके साथ 
जाकर वह शरीरमें व्याप्त होकर शयन करता है | वह जिस प्रकार कोई 
वाठक अथवा महाराज किया महात्राह्षण आनन्दकी दु खनाशिनी अबस्थाको 
प्राप्त होकर शयन करे, उसी प्रकार यह शयन करता है || १९ ॥ 


 एि १ 
परिवतेत इति कामवशात्परिवतेन- 


ब्राह्मण १ ] शाइरमभाष्यार्थ 3३० 
न्याय जाई ८2% ब्य८2% आई 3:26 प्याई 22) न्यहं: >० ५ ब्या:>:- नई >८2 , व्य<:2 ७ व्याई: ८), "प२५>-2 ५७ रई (2: 
अथ यदा सुषुप्तो भवति--यदा अथ यदा सुप्तो भवति?-जिस 
समय खमप्नवृत्तिसे बत॑ता है उस 
समय भी यह बिशुद्ध ही होता 
एवं । अथ पुनयंदा हित्वा दश- | है | इसके पश्चात्‌ जब दुर्शन- 
वृत्तिहृप स्वप्नको त्याग कर जिस 
समय सुष्त--सम्यक्‌ प्रकारसे 
सुषुप्तः सुष्ठु सुप्ः सम्प्रसादं खा- | स॒प्त अर्थात्‌ सम्प्रसाद--खाभाविक 
अवस्थाको प्राप्त हुआ होता है--जल्के 
समान अन्य वस्तुके सम्बन्धसे प्राप्त 
न्यसम्बन्धकालुष्यं॑ हित्वा खा- | हुई मलिनिताको त्यागकर स्व॒भावत' 
प्रसन्न होता है। वह सुषुप्त कब 
होता है “जिस समय वह 
भवति १ यदा यसिन्काले न | किसीके विषयमें नहीं अर्थात्‌ 
कुछ भी नहीं जानता, अथवा कस्य- 
05 28 चन---किसी शब्दादिके सम्बन्ध- 
विजानाति; कंचन वा शब्दादेः | वाछी किसी अन्य वस्तुको नहीं 
सम्बन्धि वस्त्वन्तर किश्वन न | जानता-ऐसा अध्याहार करना 
चाहिये | इनमें पहला अर्थ ही 
उचित है, क्योंकि यहाँ सोये हुए 
स॒प्ते तु विशेषविज्ञानांभावस्य | पुरुषके विशेष विज्ञानका अभाव 
विवश्षितत्वात्‌ । | बतलाना ही अभीष्ठट है । 
एवं तावहिशेषविज्ञानाभावे ,.. इस प्रकार यहॉतक यह बतलया 
गया कि विशेष विज्ञानके अभावमें 
सुषुप्तो भवतीत्युक्तम | केन पुनः | पुरुष सुइत्त होता है। वह किस 
क्रमसे सुषुप्त होता है, सो अब 
क्रमेण सुषुप्तो भव॒ति इत्युच्यते- | वतछाया जाता है-- 


खप्न्यया चरति, तदाष्यय॑ विशुद्ध 
नवृत्ति खत यदा यसिन्काले 
भाव्यं गतो भवति-सलिलमिवा- 
भाव्येन प्रसीदति । कदा सुषुप्तो 


कस्यचन न किश्वनेत्यथः, वेद 


वेदेत्यध्याहायम्‌; पूर्व तु न्‍्याय्यम' 


छेद चृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्यर्य ०८ बलि2फ, कि आय 2 9, ८५०2 ९८2, कट, कार, आर, आर्ट, ७५2... 
हिता नाम हिता इत्येबंनाम्न्यों । ढिता नाम---'हिंता! इस नाम- 
नाव्यः शिरा देहस्थान्नरसबिपरि- : हक पे गली हक के 
० । त्रेपरिणामभूता देहकी शिगएँ 

गा 8 हज लइबग 
साणि, दे सहसे अधिके सप्ततिथ मदद अपिक शतर “लहते गीव 
सहस्नाणि ता द्वासप्ततिः सहख्ाणि, | बहत्तर सहल्न हैं, वे हृदयसे-हृदय 
हृदयात्‌-हृदयं नाम मांसपिण्डः- | नामका जो कमलके-से आकाखाल 
तसान्मांसपिण्डात्पुण्डरीकाकारात्‌) , मासपिण्ड है, उससे 'पुरीततम?!-- 
पुरीतत॑ हृदयपरिवेश्नमाचक्षते, । पुरीतत्‌ हृदयपरिवेष्नको कहते हैं, 
तदुपरक्षितं शरीरमिह पुरीतच्छ- यहाँ उससे उपलक्षित शरीर पुरीतत्‌ 


वदेनाभिप्रेतम्‌-पुरीततममिप्रति- लत पा 
हि मे ' भिग्रतिष्ठन्ते” अर्थात्‌ सम्पूर्ण शरीरको 


का शत शरीर द्त्स जाउव - व्याप्त करती हुई बहिसुख होकर पग्रवृत्त 
त्यॉउ्थवत्थपणराजय इंच वहिसख्यः हैं, जैसे पीपछके पत्तेकी नसें वाहरकी 
अबृत्ता इत्यथः । , ओर फैली रहती हैं । 
| 
तत्र बुद्धरन्तःकरणस्थ हृदय रशरीरमें बुद्धि--अन्त.करणका 
खान तत्रखबुद्धितन्त्राणि चेत- दैंदय स्थान है, उसमें स्थित बुद्धिके 
अवीन अन्य बाह्य इन्द्रियाँ है। 
इसीसे बुद्धि कर्मवरश श्रोत्रादि इन्द्रियों- 
जाद्धः कमवशाच्द्रात्रादात तांभ- को मत्सयजाठके समान उन नाडियों- 
नांडीमिमत्यजालवत्कगगञप्कुल्या- दौरा कणरन्ध्रादि स्थानोसे वाहर 
कप जज कप (5 ! लात दे था उन्हे न्हें फेजकर ६ 
दिखानेम्यः असारयति, असार्य। तो कै तथा उन्हें फैन 
5८४ ८४ ४ हि । + जागरित-अवस्थामें- उनकी अच्यक्ष 
चाधातष्टात जागारत का ता होकर स्थित रहती है। उस बुद्धिको 
वज्ञानमयागभव्यक्तसात्मचंत- विज्ञनमय आत्मा अमभिव्यक्तस्वात्म- 
न्‍्यावभासतया व्याप्तोति । | चैतन्यप्रकाशरूपसे व्याप्त कर लेता है, 


राणि वाह्यानि करणान । तेन 


बत्राक्षण १ ] 


शाइरमभाष्याथे 


४३२७ 


च्काई फ न्का 2७ "2 फ बाई 22%, का 2७ व्याई 229: “या ५०८2: चाई ०-2७: प्याई (3:०७, व्याद ८2%, प्याद कन्या क्र 


सक्लीचनकाले च तस्था अनुसहु- 
चति; सो्स्य विज्ञानमयस्य खापः; 
भोग: 
बुद्धयुपाधिखभावानुविधायी हि 


जाग्रद्विकासानु भवो 


सः चन्द्रादिप्रतिविम्ब इंच जलाब- 
नुविधायी । तस्ात्तप्या बुद्ेजाग्र- 
दिपयायास्तामिनौडीभिः प्रत्यव- 
सर्पणमनु प्रत्यवसृप्य पुरीतति 
शरीरे शेते तिष्ठति, तप्तमिव लोह- 
पिण्ठमविशेषेण  संव्याध्याप्रिव- 
५ ५ 05 ्े 
च्छरीरं संव्याप्य वतेत इत्यथेः | 
खाभाविक एवं खात्मनि 
(४ कप 
वतेमानोडपि कमोलुगतवुद्धयनु- 
वृत्तित्वात्पुरीतति शेत इत्युच्यते । 
नहि सुपृप्तिकाले शरीरसम्ब- 
न्धोषस्ति । “तीर्णो हि. तदा 
सर्वा्छोकान्हृद्बस”  ( ४। 
३। २२ ) इति हि वक्ष्यति। 


तथा सकुचित होनेके समय उसीके 
साथ सकुचित हो जाता है, वही 
इस विज्ञानममयका सोना है और 
जाग्रत्कालिक विकासका अनुभव 
इसका भोग है, जिस प्रकार 
चन्द्रादिका प्रतिविम्ब [ अपने आंधार- 
भूत ] जछादिका अनुवर्तन करनेवाला 
होता है, उसी ग्रकार वद्द बुद्धिरूप 
अपनी उपाधिके स्वभावका ही 
अनुवर्ती है | अतः उस जाग्रद्विषयिणी 
बुद्धिके व्यावर्तन (छौटने)के साथ-साथ 
वह उन नाडियोंद्वारा व्यावृत्त होकर 
पुरीतत्‌में--शरीरमें शयन करता- 
स्थित होता है, तात्पर्य यह है कि 
तपे हुए छोइपिण्डमें अग्निके समान 
वह सामान्यरूपसे शरीरमें व्याप्त 
होकर स्थित होता है |# 

वह अपने स्वाभाविक स्वरूपमे 
ही विद्यमान रहते हुए भी कर्मानु- 
सारिणी बुद्धिका अनुबर्ती होनेके 
कारण 'शरीरमे शयन करता है? इस 
प्रकार कहा जाता है । सुपृप्ति- 
कालमें उसका शरीरसे सम्बन्ध नहीं 
रहता | “उस समय वह हृदयके 
सारे शोकोंको पार कर लेता है”? 
ऐसा श्रुति कहेगी भी ।_ 





# अर्थात्‌ उसकी किसी स्थानविशेषमें विशेष अभिव्यक्ति नहीं रहती, बुद्धिके 
सकोचके साथ उसका भी सकोच हो जाता है; केवल सामान्य सत्तामानसे अपने 


शुद्धस्वरूपमे स्थित रहता है । 


४२३८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


सर्वंसंसारदुःखवियुक्ता इय- 
मवस्थेत्यत्र॒द्ष्टान्तः-उस यथा 
कुमारो वा अत्यन्तवालो वा, महा- 
राजो वात्यन्तवस्यप्रकृति्यथो- 
क्तकृत) महात्राह्मणो वा अत्यन्त- 
परिपक्षविद्याविनयसम्पन्नः, अति- 
प्ीमू-अतिशयेन दूःखं हन्तीत्य- 
तिप्ती आनन्द्यावस्था सुखावखा 
तां ग्राप्य ग॒त्वा, शयीतावतिष्ठेत । 

एपां च कुमारादीनां खभाव- 
खानां सुख॑ निरतिशय गसिद्धं 
लोके, विक्रियमाणानां हि तेषां 
दुःखं न खमभावतः तेन तेषां खा- 
भाविक्यवस्था दृष्टान्तत्वेनोपादी- 
यते ग्रसिद्धत्वात्‌ । न तेषां खाप 
एवामिग्रेत, खापस्य दाशन्ति- 


यह्द अवस्था ससारके सारे दु खों- 
से रहित है--इस विषयमें यह 
इृष्टान्त दिया जाता है--वह जिस 
प्रकार कुमार-अत्यन्त छोटा बालक, 
अथवा जिसकी प्रजा अत्यन्त वशमें 
की हुई है, ऐसा कोई शाद्रोक्त 
आचरण करनेवाला महाराज, अथवा 
अत्यन्त परिपक्ष विद्या-विनयसम्पन्न 
महात्राह्मण 'अतिष्नीम?--जो अति- 
शयरूपसे दु खका घात कर देती-है 
ऐसी जो अतिध्नी आनन्दकी अवस्था 
यानी सुखावस्था है, उसको प्राप्त 
होकर शयन करे अर्थात्‌ स्थित 


हो। 


अपने स्वभावमें स्थित इन 
कुमारादिका सुख लोकमें सबसे बढ़- 
कर प्रसिद्ध है, उन्हे विक्ृत होनेपर 
ही दु ख होता है, खमावत, नहीं, 
अतः प्रसिद्ध होनेके कारण उनकी 
स्वाभाविक अवस्थाको दृश्शन्तरूपसे 
ग्रहण किया जाता है | यहाँ केवल 
उनकी सुषुप्तावस्थासे ही अभिप्राय 
नहीं है, क्‍योंकि सुषुप्तावस्था तो 
दार्शन्तिकरूपसे ही ग्रहण की गयी 
है, इसलिये फिर तो इश्वन्त और 


कत्वेन विवश्षितत्वाडिशेपाभा- | दार्शन्तिकर्मे कोई विशेषता ही नहीं 
वाच्य | विशेपे हि सति दृष्टान्त- रहेगी । और दश्टान्त-दार्शन्तिकका 


त्राह्मण १ ] शाहूरभाष्याथथ ४३९ 
ब्याई 24७ "० जया “3७, जया 2230 व्यद<2कक न्याई --309० व्याई 2 व्याद(>2 2 न्याई 0४७: नया ०-2७ व्याई 3०2७० नये: कर, 


दाष्टीन्तिकमेदः सात; तसान | भेद किसी विशेषताके रहनेपर ही 


तेषां खापो द्ष्टान्तः । 

एय्मेव यथाय॑ दृष्टान्तः, एप 
विज्ञानमय एतच्छयनं शेते इति, 
एतच्छब्दः क्रियाविशेषणार्थः । 
एचमय॑ खाभाविके स्वे आत्मनि 
सर्वेसंसारवर्मातीतो बर्तेते खाय- 
काल इति ॥ १९॥। 


शहर 





| हो सकता है; इसलिये यहाँ उनकी 


सुपृप्ति दृशन्त नहीं है । 

इसी प्रकार, जैसा कि यह दृष्टान्त 
है, यह विज्ञानमय “एतत्‌ शेते!-इस 
शयनमें सोता है| यहाँ 'एतत! शब्द 
क्रियाविशेषणार्थक है | अर्थात्‌ इस 
प्रकार सुपुप्तावस्थामें यह अपने 
स्वाभाविक स्वरूपमे सारे सासारिक 
बरमोंसे अतीत होकर विद्यमान रहता 
है| १९॥ 


ले 2इो-- 


ग+ज्शिशिकक कट 


क्येप तदाभूदित्यस ग्रश्नय 
कुत ण्तदगा- रतिवेचनसमुक्तम्‌ । 
दिति प्रश्नों अनेन च प्रश्ननिर्ण- 
नमासत प्रेत्न विज्ञानमयस 
खभावतों.. विशुद्धिरसंसारित्व॑ं 
चोक्तम्‌ | कुत एतदागात्‌ १ इत्यस्य 
प्रश्नयापाकरणाथ आरम्भः । 

ननु यसिन्य्रामे नगरे वा यो 
भव॒ति सो्न्यत्र गच्छंस्तत एच 
ग्रामान्नगराद्ा गच्छति नान्यतः | 
तथा सति क्केप तदाभूदित्येतावा- 
नेवास्तु प्रश्नः । यत्राभूतत एवा- 


“उस समय यह कहाँ था ? 
इस प्रश्नका उत्तर कह दिया गया। 
उस ग्रश्नके निर्णयसे ही विज्ञानमय 
आत्माकी स्वभावत: विशुद्धि और 
अससारिता भी बतछा दी गयी | अब 
प्यह कहोँंसे आया ” इस प्रश्नके 
निराकरणके हिये आरम्म किया 
जाता है। 

पूर्व ०-जो पुरुष जिस ग्राम या 
नगरमें रहता है, वह अन्यत्र जाते 
समय उसी ग्राम या नगरसे जाता है, 
किसी अन्य स्थानसे नहीं | ऐसी स्थिति- 
में उस समय यह कहाँ था ” बस, 
इतना ही प्रश्न हो सकता है | जहाँ 


8४० बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
जनक टेक, नया न नह न 23७, नई 2५७ नई न ५20७ नया 2:७७ “कई: या: व्यर्7क 
गसन॑ ग्रसिद्धं स्थान्नान्यत इति | वह था, वहींसे उसका आगमन प्रसिद्ध 
रु - 0 | होगा, अन्य स्थानसे नहीं | इसलिये 
गगादि से 
कुत एतदागादिति ग्रश्नो निरथेंक |... -कसे आया ? यह प्रश्न 
एव । निरर्थक ही है | 


कि श्रुतिरपालम्यते भवता १ | तिद्धान्ती-क्या आप श्रुतिको 
| उलाहना देते हैं * 


किं तहिं १ पिद्धान्ती-तो फिर क्या बात है 

ह्वितीयस् प्रश्नस्मार्थान्तरं श्रो- 
तुमिच्छाम्यत आनथेक्‍्यं चोद- 
यामि । 


पूर्व ०-मैं दूसरे प्रश्नका कोई 

और अर्थ सुनना चाहता हूँ, इसी 

लिये इसकी व्यथैताकी शट्जा करता 

ह। 

एवं तहि कुत इत्यपादानार्थता |. एकदेशी-अच्छा, तो फिर 'कुत ' 

इस शब्दकी [ “कहाँसे?- इस ग्रकार ] 

अपादानार्थता ग्रहण नहीं की जाती, 

! क्योंकि अपादानार्थता अहण करनेपर 

पुनरुक्तता, नान्याथत्वे। अस्तु तहि | ही पुनरुक्तिका दोष होता है, कोई 

अन्य अर्थ लेंनेपर नहीं | अच्छा तो, 

निमित्ताथः प्रश्नः-कुत एतदागात्‌ू- | इस अश्नको निमित्तार्थक माना 

श | जाय। अर्थात्‌ 'कुत एतत्‌ आगात्‌ः-- 

किन्निमिच्तमिहागमनम्‌ ? इति। । किस निमित्तसे इसका यहाँ आना 
| हुआ १ 

न निमित्ताथतापि, प्रतिवचन- सिद्धान्ती-इसकी . निमित्तार्थता 

भी नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा 

माननेसे इसका उत्तरसे विरोव होगा। 

जगतोऊंमिविस्फुलिड्भादिवदुत्पत्तिः ! उत्तरमें अग्निसे विस्फुडिड्भादिके समान 


न्‌। पूव ०-नहीं । 
| 





न गृद्यते; अपादानाथेत्वे हि 





वेरूप्यात्‌ | आत्मनथ् स्वस्थ । 


ब्राह्मण £२ ] शाउरभाप्या्थ ४७२ 
न्> प्रेक ब्ये न फेक ०० + 2० न्यास पक यह गत पक >्याक< “7.2 व्याक्<-++2 कक व्याद-">ंक नया "222७ "या: च्यई -5.20% व्या: 2 


| 
प्रतिबचने श्रूयते । न हि पिस्फु- 


लिड्ानां विद्रवणउप्मिनि मित्तम- 
पादानमेव तु सः | तथा परमात्मा 
विज्ञानमयस्यात्मनो5पादानत्वेन 
श्रयते 'असादात्मन/ इत्येतस्मि- 
न्वयाक्ये । तम्मात्मतिबचनवेलो- 
म्थात्कृत इति प्रश्न निमित्तार्थता 
न गक्यते वणयितुम्‌ | 
नन्‍्वपादानपते उप पुनरुक्तता- 


दोपः खित एच | 


नेप दोष: प्रश्नाभ्याम्‌ आत्मनि 


क्रियाकारफ़फलात्मतापोहस्स विव 
क्षितत्वात्‌ | ृृह हि विद्याविद्या- 
विपयायुपन्यस्ताी । “आत्मेत्येवो- 
पामीत” (१। ४। ७) “आ- 
त्मानमेत्रावेत!! (१। ४ । १०) 
“आत्मानमेव 
(५१।४। १५) इति विद्या- 
विपयः । तथा अधिद्याविपयथ 
पाडक्त॑ कर्म तत्फलं चाक्नत्रयं 
नामरूपकर्मात्मकमिति । तत्रा- 
विद्याविषये वक्तव्यं सर्वमुक्तम्‌ । 


नस 


रथ 


आत्मासे ही जगतकी उत्पत्ति सुनी 
जाती है। विस्फुलिय्तों ( चिनगारियों ) 
के फैलनेगें अग्नि निमित्त महीं हं, 
वह तो अपादान ही ह। इसी प्रकार 
इस आत्मासे! इस याय्यमे परमात्मा 
वितञानमय आत्माके अपादानरूपसे 
सुना जाता | अत उत्तरसे निरोन 
आनेके कारण 'कुनः इस प्रद्मकी 
निमित्तायता वर्णन नहीं की जा 
सकती | 

पर्व ०-मिल्तु. अपादान-पक्षको 
सीझार करनेपर भी पुनरुक्तताका 


दोष तो ख्वड़ा ही रदता है। 


तिद्दान्ती-यद्ध कोई दोप नहीं 
है, क्योकि उन प्रद्नोसे आत्मार्मे 
क्रियाकारक-फगत्मताकी . निवृत्ति 
प्रतिपादन करनी अभीष्ट है। यहां 


' गिय्या ओर ओयवा दोनोंहीके विपयो- 


का वर्णन किया गया ४ “आत्मा है- 
इस प्रकार उपासना करे” «“आत्मा- 


लोकम्रुपासीत” ; दीकी जाना! “४आत्मछोककी ही 
। 


उपासना करें? यद वियाका विपय 
हैं । तथा पाउुकर्म और उसका फछ 
नाम-खूप-कर्मात्मक अन्नत्रय---यह 
अविद्याका त्रिपय है । इनमें अविद्या- 
के बिपयमे तो जो कुछ कहना था 
बह सत्र कह दिया, विद्याके विषय 


8७२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


| अध्याय २ 


ब्का > कचरे: पक के पक ब्याई 32%, बा "22 व्याई -ऋ ब्याई>->%- व्याद २८220: यार ०८239 व्यो्२८- ४ बाई ० ७ बहा 


विद्याविषयस्त्वात्मा केवल उपन्य- 
स्तो न निर्णीतः । तन्निर्णयाय च 
ब्रह्म ते ब्रवाणि! (२। ११) 
इति ग्रक्रान्त॑ 'ज्ञपयिष्यामि' 
(२।१।१५) इति च | अत- 
स्तद़॒ह्म विद्याविषयभूत॑ ज्ञापयि- 
तब्यं याथात्म्यतः । तस्य च 
याथात्म्य॑ क्रियाकारकफलभेद- 
शून्यमत्यन्तविश्वुद्धमद्दे तमित्येत- 
द्विवक्षितम्‌ । अतस्तदनुरूपों 
ग्रश्नावुत्थाप्येते श्रुत्या क्षेष तदा- 
भूत! 'कुत एतदागात' इति । 
तत्र यत्र भवति तद॒धिकरणं 
यज्भुवति तदधिकतेव्यम्‌, तयोथ्रा- 
घिकरणाधिकतंव्ययोर्मेदी. इृष्टो 
लोके | तथ। यत आगच्छति 
तदपादानं य आगच्छति स कर्ता 
तस्मादन्यों दृष्टः । तथा आत्मा 
क्ाप्यभूदन्यसिन्नन्यः कुतश्िदा- 
गादन्यसादन्यः केनचिह्धिन्नेन 


७० और. छू 


साधनान्तरेणेत्येव॑ लोकवत्माप्ता 


आत्माका तो केवठ उल्लेख किया 
है, उसका निर्णय नहीं किया। 
उसका निर्णय करनेके लिये ही 
में तुम्हें ब्रद्मयका उपदेश करूँगा 
इस प्रकार तथा 'ज्ञान कराऊँगा 
इस प्रकार प्रकरण उठाया है | अतः 
विद्याके विषयभूत उस ब्रह्मका यथार्थ 
रीतिसे ज्ञान कराना है । उसका 
यथार्थ स्वरूप क्रिया-कारक-फलछछूप 
भेदसे रहित, अत्यन्त विश्ुद्ध और 
अद्वैत है---यह बतलाना अभीष्ट है | 
इसलिये उसके अनुरूप ही श्रुति 
“उस समय यह कहा था » और “यह 
कहाँसे आया?--इन दो प्रश्नोंको 
उठाती है | 

उनमें, जहाँ रहता है वह अधि- 
करण होता है और जो रहता है वह 
अधिकतंव्य होता है। छोकमें उन 
अधिकरण और अधिकरत॑न्योंका भेद 
देखा गया है | इसी प्रकार जहाँसे 
आता है वह अपादान होता है 
और जो आता है वह कर्ता उससे 
भिन्न देखा जाता है। इस प्रकार 
आत्मा किसी अन्यमें उससे मिन्न रूपमें 
था और किसी अन्यस्थानसे उससे मिन्र 
रूपसे ही किसी भिन्न साधनान्तरके 
द्वारा आया है---इस ग्रकार छोकबत्‌ 


त्रात्मण २ ] शादरभाष्याथे ४७३ 
का 2-2७ जा 2*-:ऋ नया... के नेक न कमर 2 श तितग आम किक जज मन मम व रख 
चुद्धिः। सा प्रतिवचनेन निध्त- ऐसी बुद्धि ग्रात्त होती है। इसका 
पितव्येति । नायमात्मा अन्यो-। उपर देकर निराकरण काना है। 
उन्यत्राभूदन्यों वा अन्यसादागतः [ अर्थात्‌ यह बतलाना है कि ] यह 

नर वा अन्यसादागतः : / रत मिस 
आत्मा न तो अन्यख्पसे किसी अर 
है 2 6 कक कक, (के | स्थानमे अवबा न यह अन्यरूपसे अन्य- 
तहिं * खात्मन्वेबाभूत्‌ “खम्‌' के पाससे आया है और न आत्मामें 
(आत्मानम्‌)अपीतो भवति/(छा० कोई अन्य साधन ही है | तो फिर 
उ०६। ८।१) “सता सोम्य तदा , क्या वात है "यह अपने स्वरूपमे 
सम्पन्नो भच॒ति” (छा० उ० ६। ही था, जैसा कि “सात्माको प्राप्त 
< । १) 'अआज्ञेनात्मना सम्प- आप तह लक 
हे | यह सतूसे सम्पन्न (सयुक्त) हो जाता 
रिप्वक्तः” (ह्वृ० उ० ४। ३ । | &», /श्रज्ञात्मासे सम्यक्‌ प्रकारसे 
२१ ) “पर आत्मनि सम्प्रतिष्ठते” | आलिद्वित रहता है”, पपरात्मामे 
(प्र० उ० ४ ७) इत्यादि- | सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित हो जाता है? 
श्रुतिम्यः | अत एवं नान्‍्यो- | उत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 
अन्‍्यसादागच्छति । तच्छत्यैच | 7: अन्य आत्मा किसी अन्यके 
अाद स्मिय 5 | पाससे नहीं आता | यह बात “(इस 
ग्रदशयत अस्ादात्मन/ इांत। आत्मासे! इत्यादि रुूपसे श्रुति ही 


आत्मव्यतिरेकेष. वस्त्वन्तरा- | प्रदर्शित करती है, क्योंकि आत्मासे 


भावाद्‌ | भिन्न वस्तुकी तो सत्ता ही नहीं है । 
नन्‍्वस्ति ग्राणायात्मव्यतिरिक्त |. पूर्व० -आत्माते मिन्न प्राणादि 
वस्त्वन्तरम्‌ | बस्‍तुएँ हैं तो । 
न, प्राणादेस्तत एव निप्पत्तेः | |. तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि प्राणादि- 
की निषत्ति तो उसीसे होती है | 
तत्कथम्‌ पूरब ०-सो किस प्रकार * 
इत्युच्यते, तत्र दृष्टान्त।--- विद्वान्ती-बतलते हैं, उससमें 


यह दइशन्त है--- 


3७७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बनकर कस फ, बई2५ आइए पक नह? अकबर व फ जाई 22%. बह: > 2 यह नाई व्यापक 


आत्माते जगत्‌की उत्मापिगें ऊर्गनामि और आम्रिे-विस्कुलिज्ञक्ा दृष्टान्त 

स॒ यथोणेनाभिस्तन्तुनोचरेच्थाग्नेः क्षुद्रा विस्फु- 
लिड्रा व्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे 
लोकाः सर्वे देवाः सवोणि भूतानि व्युच्चरन्ति तस्योप- 
निषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा वे सत्यं तेषामेष 
सत्यम्‌ ॥ २०॥ 


जिस प्रकार वह ऊर्णनामि ( मकड़ा ) तन्तुओंपर ऊपरकी ओर 
जाता है तथा जेंसे अग्निसे अनेकों क्षुद्र चिनगारियों उडती है, उसी प्रकार 
इस आत्मासे समस्त ग्राण, समस्त छोक, समस्त देवगण और समस्त भूत 
विविध रूपसे उत्पन्न होते हैं | 'सत्यका सत्य' यह उस आत्माकी उप- 
निषद्‌ है | प्राण ही सत्य हैं | उन्हींका यह सत्य है | २० ॥ 
स यथा लोक ऊर्णनामिः | | छोकमे जिस प्रकार वह ऊर्णनामि 
ऊर्णनाभिरंताकीट एक एवं, रा हक जाल 3 
ल्‍- ८ _ काडि प्रासद्ध अकला 
प्रसिद्धः . सन्खास्माप्रविभक्तेन |. “रे है वह अके 


तत्तुनोबरेदंद्च्छे -. | अपनेसे सर्वथा मेद न रखनेवाले 
न्तुनोचरेदुहच्छेत । न चास्ति 


0 उ 5 क 2 कक! तन्तुओंद्वारा ऊपरकी ओर जाता है; 
तंसाहमन खताजतास्कत कार 


कान्तरम्‌ । यथा चेकरूपादेकसा- 
दग्मेः छ्रुद्रा अल्पा विस्फुलिड्गरा- 
खुटयो>न्यवयवा व्युच्चरन्ति विविध 
नाना वोचरन्ति। यथेमो दृष्टान्तो. 
कारकभेदाभावेडपि प्रवृत्ति दशे- 
यतः, ग्राक्प्रवृत्तेच खभावत 
एकत्वम,  एवयमेवास्ादात्मनो 


उसके ऊपर जानेमें अपनेसे मिन्न कोई 
अन्य साधन नहीं है | तथा जिस 
प्रकार एकरूप अर्थात्‌ एक ही अम्निसे 
क्षुद-अल्प विस्फुलिज्न-चिनगारियाँ 
यानी अम्निकण विविष---नाना उड़ते 
हैं | जिस प्रकार ये दोनों दृश्टन्त 
कारकमेद न ह्ोनेपर भी प्रद्ृत्ति 
प्रदर्शित करते है और ग्रवृत्तिसे पूर्व 
स्वरूपत, एकत्व दिखलाते हैं, इसी 


च्राह्मण १ ] शाहइरभाष्याथे ३४५ 
जि, बह न फ, बट नई 72 वयाई-म 23% न्याद>79७- जाए >:23 4 रास: जाई 7-3 बाई नाई 
विज्ञानमयस्थ प्राक्ग्रतिबोधाद्य- | कार इस आत्मासे अर्थात्‌ बोध 
होनेसे पूर्व इस विज्ञानमय आत्माका 
जो स्परूप है, उससे वागादि समस्त 
चागादयः, सर्वे लोका भूरादयः, | शरण, भू्ेकादि समस्त लोक यानी 
' सम्पूर्ण कर्मफछ, ग्राण और लछोकोंके 
अधिशष्ञता अप्नि आदि समस्त देवगण 
ग्राणलोकाधिष्ठातारो5न्यादयःः | और समस्त भूत अर्थात्‌ ब्रह्मसे लेकर 
, स्तम्बपर्यन्त समस्त प्राणिसमुदाय 
| [ इस आत्मासे ] विविधरूपसे उत्पन्न 
(0 ल्‍् कप ्< (६ शेते रा ञ् ्‌ 
य॑न्तान ग्राणजाताने। सब एत ; होते हैं | जहाँ सर्व एते आत्मान.? 
3 च्‌ की उपाधिससर्गके 
आत्मान इत्यस्रिन्पाठ उपाधि- | ऐसा पौठ है, ह ४ 
। कारण जिनका विशेषरूप जाना जाता 
; है, वे अनेक आत्मा (जीव ) उत्पन्न 
स्मान इत्यथः, व्युच्चरन्ति | । होते हैं'---ऐसा अर्थ करना चाहिये | 
यस्नादात्मनः ख्ावरजज्गञमं . असम्निसे विस्फुलिज्ञोंके समान जिस 
जगदिदमिविस्फुलिज्नवद्‌ व्युच्च- | प्मासे यह चराचर जगत्‌ अदर्निश 


के “ली आर उत्पन्न होता रहता है और जलमे 
रत्यनिशम्‌) यसिन्नेव च अलीयते | बुढ्बुलेके समान जिसमें यह छीन 


जलबुद्बुद्वत्‌, यदात्मक च बर्तते हो जाता है तथा स्थितिकालमें जिस 
खितिकाले, तस्यास्यात्मनो अह्यणः, | से यह विवमान रहता है, उस 


जि 22 | इस आत्मा यानी बह्मकी यह उप- 
उपनिषद्‌।उप समीर निगमयतीत्य- लिषदू है, उप अर्थात्‌ समीपसे 
भिधायकः शब्द उपनिषद्त्यु-  निगमन कराता है, इसलिये अभिषायक 

_ वाचक घदू? कहा 
च्यते, शाद्घप्रामाण्यादेतच्छब्द- सब शब्द ही “उपनिषद कहा 

3552७ हे जाता है, “उपनिषद्‌? शब्दमें रहने- 
गता विशेषोध्वसीयत उपनिगम- वाली यह उपनिगमनकतुत्वरूप विशेषत। 
यिवृत्व॑ नाम । शास्रप्रामाण्यसे जानी जाती है । 

१. माध्यन्दिन-शाखाकी श्रुतिमे ऐसा पाठ है | 


त्खरूपं तस्मादित्यथेः । सर्वे प्राणा 


सर्वाणि कर्मफलानि, सर्वे देवाः 


सर्वाणि भूतानि ब्रह्मादिस्तस्वप- 


सम्पर्कजनितप्रचु ध्यमानविशेषा- 





3७६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[| अध्याय २ 


किक रपट नेट व्याद 2 या >2 आ७ चाह <:-2/७ व्याई:%, नया: ब्यई२८० ५७. नह (2८20७: नई 27229, नई 3-2 


कासावुपनिषदित्याह-सत्य- 
स्थ सत्यमिति । सा हि सर्वत्र 
चोपनिषदलोकिकार्थत्वाद्‌ दुर्वि- 
ज्ञेयार्था, इति तदर्थमाचष्टे-आणा 
वे सत्य॑ तेषामेष सत्यमिति । 
एतस्पैव वाक्यस्य व्याख्यानायो- 
त्तरं ब्राह्मणद्दय॑ भविष्यति । 
भवतु तावदुपनिषद्धयाख्याना- 
इयमुपनिषद यो पर ब्राह्मणदयम, 
2028 तस्योपनिषदित्युक्तमः 
तत्र न जानीमः कि 
प्रकृतसात्मनो विज्ञानमयस्थ पाणि- 
पेषणोत्यितस्य संसारिणः शब्दा- 
दिश्वुज इयप्रुपनिषदाहोखिदसंसा- 
रिणः क्यचित्‌ 
किश्वातः £ 


यदि संप्तारिणस्तदा संसार्यव 
विज्ञेयः, तद्िज्ञानादेव सर्वग्रापिः। 
स एवं ब्रह्मणव्दवान्यस्तहियेव 


ब्रह्मविच्येति । अथ असंसारिणः, 


त॒दा तद्विपया विद्या ब्रह्मविद्या । | 


वह उपनिषद्‌ क्या है, सो श्रुति 
बतलाती है-५्सत्यका सत्य” यह वह 
विशेषता है। अलोकिक अर्थवाली 
होनेके कारण वह उपनिषद्‌ सर्वत्र 
दुर्विज्ञेया है, इसलिये श्रुति उसका अर्थ 
बतछाती है-प्राण ही सत्य हैं, यह 
(आत्मा) उनका भी सत्य है। 
आगेके दो ब्राह्मण इसी वाक्यकी 
व्याख्या करनेके लिये होंगे | 

पूर्व ०-आगेके दो ब्राह्मण भले 
ही इस उपनिषद्की व्याख्या करनेके 
लिये हों; परन्तु ऊपर जो यह कहा. 
गया है कि 'यह् उसकी उपनिषद्‌ 
है? इसमे हम यह्द नहीं जानते कि यह 
उपनिषद्‌ हाथ दबानेसे उठे हुए 
शब्दादिका भोग करनेवाले प्रकृत 
विज्ञाममय संसारी आत्माकी है 
अथवा किसी असंसारीकी * 

सिद्धान्ती-इससे तुम्हारा क्‍या 
प्रयोजन है 

पूव०-यदिं यह उपनिषद्‌ 
ससारीकी है, तब तो ससारी ही 
विशेषरूपसे ज्ञातव्य है, उसके विज्ञान- 
से ही सर्वभावकी प्राप्ति हो सकती है, 
वही “ब्रह्म' शब्दका वाच्य है तथा 
उसकी विद्या ही बह्मविद्या है। और 
यदि वह अससारीकी है तो अससारी 
आत्मासे सम्बन्ध रखनेवाली तिद्या ही 


ब्राह्मण १ ] शादरभाष्याथे ४७४७ 
व्याक 3-0 व्या3व७ व्य->: 23 नया >022क न्यरद>5 23. न्यका ८-2) "याक ६ >- 2: नया >22:%, व्याद >- ४ व्याद>-2 प्र: व्याई 2: न्याई **> 
तसाच  ब्रह्मविज्ञानात्सवेभावा- ब्रह्मविया है, एवं उस ब्रह्मविज्ञनसे ही 

पत्तिः | । सर्वभावकी ग्राप्ति होती है । 


सर्वमेतच्छास्रप्रामाण्याडूवि- सिद्धान्ती-यह सब्र शास्रप्रामाण्य- 
दल 386 2 ही सिद्ध होगा । किन्तु इस पक्षमें 
प्यति | किन्त्वसिन्पक्षे “आत्मे- |  . मय 
जवोपोसीत' का | ४ओत्मेत्येवोपासीत'?, “ओऔत्मानमेवा- 
त्येवोपासीत/ (१। ४।७) ! वेदह अल्मास्मिः” इत्यादि पर्ह्मकी 
“आत्मानमेवावेदहं त्रह्मासि/ (१ | एकताका प्रतिपादन करनेवाली 
४ | १७ ) इति परबनह्नेकत्वश्नति- | ४वतियों बाधित हो जायेंगी, क्योंकि 
2." ञ ह सारीकी सत्ता 
पादिका: अतय छुपे संसार | कल ताज लता कि 
शल्य . €& | न होनेके कारण उसका उपदेश 
आन्यस्थाभावे _ उपदेशानर्थ- | रक होगा । इस प्रकार जिसका 
क्यात्‌ | यत एवं पृण्डितानाम- | उत्तर नहीं दिया गया है, उस 


प्येतन्महामोहख्वानम्‌ अलुक्तम्रति- | ऐकाल्यविषयक म्रश्षका विषय 
वचनप्रश्नविषयम्‌। अतो यथात्षक्ति | ''बितोंके डिये भी अत्यन्त मोहका 
पर थे स्थान है, इसलिये ब्रह्मजिज्ञासुओंकी 
तट 7 बुद्धिको ब्रह्मविद्याका प्रतिपादन करने- 
विजिज्ञार्नां बुद्धिव्युत्पादनाय | वाले वाक्‍्योंमें प्रवृत्त करनेके लिये 
विचारयिष्यामः | हम यथाशक्ति विचार करेंगे |# 


न तावदसंसारी परः, पाणिपेषण-।.. इनमेंसे अससारी ( शुद्ध आत्मा ) 
हा है तो परमात्मा हो नहीं सकता, क्योंकि 
प्रतिबोधिताच्छव्दादिश्वजोड्व-. | हाथ दबानेसे जगे हुए शब्दादिके 
भोक्ता एवं सुषुुप्तिसज्ञक अवस्थान्तरसे 
विशिष्ट जीवसे जगतकी उत्पत्ति 
हु # 5 6 | क्षुघ >- 

प्रशासिताशनायादिवजितः परो छ॒नी गयी है । उससे मिन्न क्षुधादि 

१. आत्मा है--इस प्रकार उपासना करे | 

२. आत्माको ही जाना कि मे ब्रह्म हूँ। 

# इससे आगे पहले पूर्वपक्षकी बात कहते है | 


खान्तरविशिष्टादृत्पत्तिश्रुते! । न 





४४८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


विद्यते। कसात्‌ * यसात्‌ ब्रह्म 
ज्ञपयिष्यामि' (२। १। १५) 
इति ग्रतिज्ञाय सुप्त॑ पुरुष पाणिपेषं 
बोधयित्वा त॑ शब्दादिभोक्तत्व- 
विशिष्ट दर्शयित्वा तस्पेव खम्त- 
द्वारेण सुपुप्त्याख्यमवस्थान्तर- 
मुन्नीय तस्मादेवात्मनः सुषुप्त्य- 
वस्थाविशिष्टाद्‌ अग्निविस्फुलिड्रो- 
ण॑नाभिद्णटन्ताभ्यासुत्पत्तिं दशयति 
श्रुतिः एयमेवासात्‌” ( २। १। 
२०) इत्यादिना । न चान्यो 
जगदुत्यत्तिकारणमन्तराले श्रुतो- 
उस्ति, विज्ञानमगस्मेव हि प्रक 
रणम्‌ । समानग्रकरणे च॒ श्रुत्य- 
न्तरे कोषीतकिनामादित्यादिपुरु 
पान्प्रस्तुत्य “स होवाच यो वे 
चालाक एतेपां पुरुषाणां कर्ता ये 
वेतत्कर्म स वे वेद्तिव्य/” (कौ० 
उ० ४ | १९ ) इति प्रबुद्धस्मेव 
विज्ञानमयस्य॒ वेद्तिव्यतां दर्शयति, 
नार्थान्तरस्प | 


जीवघमोंसे रहित शुद्ध ब्रह्म जगतका 
शासक नहीं है। क्‍यों नहीं है? 
क्योकि भमैं तुझे ब्रह्मका ज्ञान 
कराऊँगा? ऐसी प्रतिज्ञा कर हाथ 
दबानेके द्वारा सुधुप्त पुरुषको जगाकर 
उसे शब्दादि-भोक्तृत्व-विशिष्ट दिखा- 
कर, उसीकी स्पप्तके द्वारा सुष्प्ति- 
संज्ञक अवस्थान्तर प्रदर्शित कर श्रुति 
४एवमेवास्मात्‌” इत्यादि वाक्यद्वारा- 
सुषुप्ति-अवस्थाविशिष्ट उस आत्मासे 
ही अप्नि-विस्फुलिज्न और ऊर्णनाभिके 
दृशन्तोंद्वार जगत्‌की उत्पत्ति दिख- 
छाती है । यहॉ बीचमें जगत॒की 
उत्पत्तिका कोई दूसरा कारण सुना 
नहीं गया है और यह विज्ञानमयका 
ही प्रकरण है | इसके समान प्रकरण- 
मे ही कौषीतकी-शाखावालोंकी एक 
अन्य श्रुतिमें आदित्यादि-पुरुषोंका 
प्रकरण उठाकर श्रुति " “वह बोल, 
हे बालके | जो भी इन पुरुषोंका 
कर्ता है और जिम्तका यह जगद्गुप 
कर्म है वही निश्चय ज्ञातव्य है!” इस 
प्रकार जगे हुए विज्ञानमयकी ही 
ज्ञातव्यता प्रदर्शित करती है, किसी 
अन्य व्स्तुकी नहीं | 





१. इसी प्रफार इससे | 


ब्राह्मण १ ) शाइरभाष्याथ ४४९ 
अप» «६८००-७२ «६२२०-६२ ७२ 0-०४३२० ब्क<:<:2, प्यास >-2ऋ पाई 7 पाई <> 2 जाई 
तथा च “आत्मनस्तु कामाय इसी ग्रकार “आत्माके लिये ही सत्र 
सच ग्रियं भवति” (२।४। ५) कुछ प्रिय होता है?” ऐसा कहकर श्रुति 
इत्युक्वा, य एवात्मा प्रियः | जो आत्मा कि प्रियरूपसे प्रसिद्ध है, 
प्रसिद्धस्तस्यैव.. द्रष्टव्यश्रोत- | _सीकी द्रष्टब्यता,श्रोतव्यता,मन्तव्यता 
और निदिध्यासितब्यता प्रदर्शित करती 
है | इस तरह यदि कोई विज्ञानमयसे 
भिन्न ज्ञातव्य न होगा, तभी आत्म- 
४। ७) “तदेतस्मेयः पुत्रात्मेयों ज्ञानकी व्याख्या करते समय “आत्मा 
। है-इस प्रकार उपासना करे” “वह 


वित्तात्‌” अब 

हर * “ हक ह | | ह आत्मा पुत्रसे प्रिय है और वनसे 
त् डह के _ | भी प्रिय है?” तथा “उसने आत्माको 
७। ०) इत्येपसादिवाक्याना “ही वजातों कि मे बह हूँ” इत्यादि 
भाजुलोम्य॑ स्थायरामावे | हयात | ,क्योंकी अनुकूलता हो सकती है । 
मम चेढिजानीयाद- | श्रुति आगे “यदि पुरुष आत्माको 
यमस्तीति पूरुप/” (७।४। १२) | मै यह हूँ? इस प्रकार जान जाय!” 


इति । | ऐसा कहेगी भी | 


व्यमन्तव्यनिदि ध्यासितव्यतां द्‌- | 
शैयति । तथा च विद्योपन्यास- 
काले “आत्मेत्येवोपासीत” (१। 





स्ववेदान्तेषु च॒ प्रत्यगात्म- |. समस्त वेदान्तोमें अह्मकी (अहम! 


वेद्यतेव कप ८ 65 श_ इस प्रत्यगात्मभावसे वेयता त 
व प्रदर्श्यतेष्मिति, न वहि- | रस उससे अत्यगात्मभावसे ही वेयता 
। दिखायी गयी है, शब्दादिके समान 


हक हा शव्दादिवत्मदस्यते 3 

चतच्चत प्छ् ट ञ्सा | बहिर्वेद्रता 

। अब्दादिवत्मदस्येतेज्सो (_ ,ह हैः इस प्रकार वहिंवेंचता 
चर शो चर पीतकिन रे 

च्रक्मेति । तथा कोषीतकिनामेव | नहीं दिखायी गयी | इसी प्रकार 


“न वाचं विजिज्ञासीत वक्तारं॑ कौषीतकी शाखावालोकी श्रुति भी 
' “बाणीको जाननेकी इच्छा न करे, 
बोलनेवालेको जाने” इत्यादि वाक्यसे 
वागादि इन्द्रियोंसे भिन्न कर्ताकी ही 
वेद्यता प्रदर्शित करती है | 





विद्यात्‌” (कौ० उ० ३।८) 
इत्यादिना वागादिकरणे्यावृत्तस्य 


कतुरेव वेद्तिव्यतां दर्शवति । 
व॒० उ० ५७--५८- 





४५० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
जबर2, कर ये ब्का >2% ना: नका22- नई: 22७- चार क22 अ >2)७७ 3० चाह <>:23७ "८-७ नई: 
अवस्थान्तरविशिष्टोड्संसारीति यदि कहो कि अवस्थान्तरविशिष्ट 

2 40 होनेपर वह अससारी हो जाता है। 
चेतू--अथापि स्थाद्यो जागरिते ' अधाय वदि एव गान कि जगत 
गब्दादिश्ुग्विज्ञाममयः/ स एवं अवस्था जो विज्ञानमय शब्दादिका 
! भोक्ता है, वही सुषुप्तसकज्ञक अन्य- 
| अवस्थार्मे जानेपर उससे मिन्न जगत्‌- 
परः प्रशासिता अन्यः स्यादिति का शासक असंसारी हो जाता है, 
' तो यह ठीक नहीं, क्‍योंकि ऐसा 
| देखा नहीं गया। वैनाशिक-सिद्धान्त- 
के सिवा और कहीं ऐसे धर्मवाला 
पदार्थ नहीं देखा गया । छोकमें ऐसा 
नहीं देखा गया कि बेठते या चलते 


0 
गच्छन्वा गोभवांत, शयानरत्व- समय तो गौ गौ रहे और सोनेपर वह 


सुषप्ताख्यमवखान्तरं गतो<्संसारी 


चेन्न, अद्टत्वात्‌ । न होव॑धर्मकः 
पदार्थों दृष्टोज्न्यत्र वेनाशिकसिद्धा- 
न्‍्तात्‌। न हि लोके गोस्प्ठन्‌ 


श्ादिजात्यन्तरमिति | न्यायाच्च-- | भश्वादि कोई अन्य जातिका पश्च हो 
जाय । युक्तिसे भी यही सिद्ध होता 
है कि जो पदार्थ ग्रमाणद्वारा जिन 
धर्मोवाला जाना जाता है, वह अन्य 
देश, काल अथवा अवस्थाओमें भी 
उन्हीं धर्मोवाला रहता है। यदि 
वह उन घधर्मोंका त्याग कर दे तो 
ग्रमाणव्यवहारों लुप्पेत | तथा च्‌ | सारे ही ग्रमाण-व्यवह्यारका छोप 
न्‍्यायब्रिदः साहरूपमीमांसकाद- हो जाय । इसी प्रकार साख्यवादी 
जल कक के न ओर मीमासकादि न्यायवेत्ता भी 
याउससारणाउसाव चुक्तशतः सैकडों युक्तियोंसे अससारी ईश्वरके 


प्रतिपादयन्ति । अभावका प्रतिपादन करते हैं | 


यद्धमेकीं यः पदार्थः अ्माणेनाव- 
गतो भव॒ति, स देशकालावखा- 
न्तरेष्वपि तद्धमंक एवं भवति। 
स चेत्तद्धमंकत्व॑ व्यभिचरति, सर्वः 


संसारिणाअपि जगदुत्पत्तिखिति- | यदि कहो कि जगत्‌की उत्पत्ति, 


च्राह्मण १ ] शाह्लरभाष्याथे 8५१ 
बाई व्याद "पक न्याद (सं प्रा व्याद 2 आ व्याट >>. नया ०-2, नया 2 नये >-2 7 ब्याई 2 0 व्याए न )क व्या८) ४, ब्याह (2, 
लय॒क्रियाकतृत्वविज्ञानस्याभावादू स्थिति और ल्यरूप क्रियाके कर्तृत्व- 
अति. ' का ज्ञान न होनेके कारण संसारी 
उक्तामात चेंत-उन्महता जीबकों भी जगत्‌का कर्ता मानना 
लि के ०५ 
प्रपश्चेन खापितं भवता; शब्दा- | उचित नहीं है, अर्थात्‌ तुमने जो 
| बड़े विस्तारसे यहाँ यह सिद्ध किया 
दिश्वुक्संसायेंवावस्थान्तरविशिष्टो ' है कि शब्दादिका भोक्ता अवस्थान्तर- 
विशिष्ट ससारी जीव ही जगत्‌का कर्ता 
है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि ससारी 
जगदुत्पत्तिखितिलयक्रियाकर्तृत्व- जीबमें जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति एवं 
र् ५... ल्यरूप क्रियाके क्तृत्वविज्ञानकी 
विज्ञानशक्तिसाधनाभावः सवलोक- शक्तिके साधनोंका अभाव सभी छोको- 
को प्रत्यक्ष है | वह हम-जैसा ससारी 
जीव इस प्रथिवी आदिके यथास्थान 
दादिः संसारी मनसापि चिन्त- स्थापनपूर्वक विभिन्न प्रकारकी रचनासे 
ह दीदी मद लक विशिष्ट एवं मनसे भी अचिन्तनीय 
यतुमशक्य एछाथव्यादावन्यास- जगत्‌की किस प्रकार रचना कर 
विशिष्ट जगन्निमिलुयात्‌ १ अतो- रकता है: इसलिये ऐसा मानना 
| उचित नहीं, ऐसी यदि कोई शज्झा 
ध्युक्तमिति चेन्न, शास्रात्‌ः शार्त्र | करे तो ठीक नहीं, क्योकि शाखसे 
यही सिद्ध होता है। “इसी प्रकार 
इस आत्मासे” इत्यादि शात्र संसारी- 
(२। १। २०) इति जगदुत्पत्त्यादि | से ही जगत्‌की उत्पत्ति आदि ग्रदर्शित 


देगा $ श्रद्धेयमिति करता है, इसलिये इस संबमें 
श्रद्ध हिये 
दशयात | तसात्सव॑ श्रद्ध विशॉल लत स्व मम सी 


ल 


जगत इह कर्तेति--तदसत्‌; यतो 





ग्रत्यक्षः संसारिणः | स कथमस- 


संसारिणः “एबमेवासादात्मनः”! 


स्यादयमेकः पक्षः । | एक पक्ष हो सकता है | 


% यहातक सिद्ान्तीने ससायी जीवकों ही जगत्‌का कारण माननेवाले पूर्ब- 
पक्षको प्रदर्शित किया है | इससे आगे असंसारीका जगत्कारणत्व प्रदरशित किया 
जाता है | 





छणर बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
०६९८०... «९२2७० «६६2७०. «९2, «४९४2५, «९२2. «९२०२५. «२५ «अब: 23७ बट: काट 
“यः सर्वज्ञः सववधित्‌” | “जो सर्वज्ञ और सर्ववेत्ता है”, 
जेबतरिणों: ६ मेरे उठ 7९ | ९ ॥ | 4 जो क्षुधा-पिपासासे अतीत है”, 

८ अलसी: ५) “वो जीया | “जो असंग है इसलिये किसीसे सयुक्त 


पपादनम्‌ ८0.७ ० «०» ०7-_ 
हे पिपास जैसे । नही होताए, “इस अक्षरके ही 
ति” (बृ० उ० ३२।५। १), आन 0 सवेरे 
८ । 2१2, ६5 न 
“असड्ो न हि सज्यते” (३।' पिन के] की मल का 
९ | २६ ) “एतस्य वा अक्षुर॒स  तैछा, अन और अमृत है”, 
प्रशासन”! (३२। ८। ९) “थः | “जो उन पुरुषोंका निरोध करके 
सर्वेषु भूतेष॒तिष्ठन्‌ '' 'अन्त- उनसे आगे बढ़ा हुआ है”, “बही 
याम्य्त! (३। ७। १५) 
“स यस्तान्पुरुषानिरुद्य' ' 'अत्यक्रा- लि 
मत” (३।९। २६) “सवा मिह वि धारण कलने- 
एप महानज आत्मा” ( ४ । वाला सेतु है?, “यह सबको वशहामें 
८0 लक 
४। २२ ) “एप सेतुविधरणः” रखनेवाला और सबका शासक है” 
(9। ५ | २२ ) “स्े- 
सवशीसवस्येशान/” (४।४)। _, न 
२२) “य आत्मापहतपाप्मा विजयो कै” “उसने तेजको रचा”, 
विमृत्युः” (छा० उ० ८। “आरम्भमे यह एक आत्मा ही था”, 
७१ ९ ) “तत्तेजोड्सूजत” (छा* «बह छोकदु खसे लिप्त नहीं होता 
उ०६।२।३) “आत्मा वा 
इदमेक एवाग्र आसीतद (ऐ० «| 
उ०१।१।१) “न लिप्यते छोक- | गैकंडो श्रुतियोंसे तथा “मैं सबका 
दुःखेन वाह्मः” ( कृ० उ० २ । | उत्पत्तिस्थान हूँ और मुझसे ही सब 
२॥ १९) इत्यादिश्वुिशवतेभ्य+ उत्पन्न होता है” इत्यादि स्थ्ृतियोंसे 
स्मतेथ “अहं सर्वेस्थ प्रभवो मत्तः रे 
0 के कि कह | जीवसे भिन्न असंसारी परमात्मा सिंद 
सब ग्रवृतते”( गीता १०।८ ) इति | क्षेत्र है. और श्रति-लति एवं युक्त 
-परोष्स्त्यसंसारी श्रुतिस्म॒ृतिन्या-- “7 है और श्रति-स्वति एवं उ 
येभ्यथ्; स च कारणं जगतः |, वही जगत्‌का कारण है। 


यह महान्‌ अंजन्मा आत्मा है!, 


“जो निष्पाप और अजर-भमर आत्मा 


' क्योंकि उससे बाहर है---?” इत्यादि 


च्राह्मण १ ] शाद्रभाप्याथे ४५३ 
नरि५न «से -ू).. बा स2 बस जल +९ 2 3५ 82 आ९22 ९ असूओ.. 
नलु “एवमेवासादात्मनः” | दल /इसी प्रकार इस 
- 57 | आत्मासे” इत्यादि श्रुति तो ससारी 
हे ५ | हि ह हु हे 00233 जीवसे ही जगतकी उत्पत्ति दिखलाती 
एवात्पात्त दशयतात्युक्तम्‌ | । है-ऐसा ऊपर कहा जा चुका है। 
नः “ये एपोज्न्तहेद्य आ- ' पिद्धान्ती-नहीं, “जो यह हृदया- 
काशः” (२।१।१७) इति न्तर्गत आकाश है” इस प्रकार यहाँ 
परस प्रकृतत्वात्‌ “असादात्मनः” ' पस्नह्नका ही प्रकरण होनेके कारण 
इति युक्तः परस्यैव परामरशः | ' “इस आत्मासे” श्त्यादि श्ुतिद्वारा 
'क्यैप तदाभूत! (२।१।१६) | पखह्नका ही परामश मानना उचित 
इणु प्रशेस--अतिवधिनतितं ले जा जे मी 
आकाशगब्दवाच्यः पर आत्मोक्तो | को 
2 पित्त अधि जो हृदयके अन्तर्गत आकाश 
'य एपाउ्न्तहू दय॑ स- 
ड्छेते” (२। १। १७ ) इति। 


है, उसमे यह शयन करता है” इस 
जे सी लेती सर ओ अत वाक्यद्वात आकाशशब्दबाच्य आत्मा 
| कस हे ही कहा गया है । “हे सोम्य ! उस 
। |, पल पड ) हड समय यह सतसे सम्पन्न रहता है?” 
रहगंच्छन्त्य एत॑ त्रह्मलेक न: प्रतिदिन वहाँ जाती हुई इस ब्रह्म- 
विन्दन्ति” (छा० उ०८ | ३२। ल्ोकको नहीं प्राप्त करती है”, 
२ ) “शआज्नेनात्मना सम्परिप्वक्तः” | «श्राज्ञात्मासे आलिद्वितः?, “पर आत्मा- 
(ब्रृं० उ० ४७ । ३। २१) “पर | में सम्यक्‌ ग्रकारसे स्थित होती है? 
आत्मनि सम्प्रतिष्ठते” (ग्र० उ० | इत्यादि श्रुतियोसे आकाशशब्दसे 
४ ।७ ) इत्यादिश्रुतिभ्य आकाश- | कहा जानेवाला पर आत्मा ही है-- 
६:00 ऐसा निश्चय होता है, तथा ५इसमे 

शब्दः पर आत्मेति निश्ीयते; 


ला | अन्तराकाश दहर है? इस प्रकार 
“दहरोजसिन्नन्तराकाण/ ( छा० , प्रतग उठाकर उसी अर्थमें ध्ञात्माः 


उ० ८ | १। १) इति प्स्तुत्य 
तसिन्नवात्मशब्दगयोगाच। ग्रकृत 





शब्दका ग्रयोग भी किया गया है। 
इसलिये भी यहॉपर आत्माका ही 





छ५७ 


वृद्ददारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्कफक बने: नए पक. व्याई ८2%: च्याई 32%, >>; व्याई 3:22 "या :2:- या <>:2:0 न्यई<>:2,%, व्याई 2 नई] 


एव पर आत्मा । तसायुक्तम्‌ 'एव- 
मेवासादात्मन/ इति परमात्मन 
एवं सृश्टिरिति । संप्तारिणः सृष्टि- 
खितिसंहारज्ञानसामथ्योभाव॑ चा- 


वोचाम । 


अत्र च “आत्मेत्येबोपासीत” ' 


द्वैववादिपक्षोद्धा ९ । ४७ । ७) 

बनन #आत्मानमेवावेदहं 
ब्रह्मास्ि” (१। ४। १० ) इति 
ब्रह्मविद्या प्रस्तुता | ब्रह्मविषयं च 
ब्रह्मविज्ञानमिति ्रह्म ते ब्रवाणि' 
इति ब्रह्म ज्ञपय्रिष्यामि! इति 
प्रारूथम्‌ | तत्रेदानीमसंसारि ब्रह्म 
जगतः . कारणमशणनायाद्यतीत॑ 
नित्यशुद्धवुद्धप्क्तखभावम्‌ , वहि- 
परीतश्र संसारी, तसादहं ब्रह्मा 
स्रीति न गरहीयात्‌ । पर॑ हि देव- 
मीशान निकृ्टः संसार्यात्मत्वेन 
सरन्फथं न दोषभाक यात्‌ ? तसा 
न्राहं त्रह्मासीति युक्तम्‌ | तसात्‌ 


पुष्पादकाझ्ञालस्तुतनमस्कारवल्यु- 


प्रसंग है | अत, इसी प्रकार इस 


' आत्मासे! इस वाक््यद्वारा परमात्मासे 


ही सृष्टि होती है-ऐसा मानना ही 
उचित है | इसके सिवा हम ससारी 
जीवमें तो जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
और सहारके ज्ञानकी शक्तिका अभाव 
भी बतला चुके हैं । 


पूर्व ०-यहाँ भी “आत्मा है-इस 
प्रकार ही उपासना करे”, “आत्मा- 


' को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ” इस 


प्रकार ब्रह्मविधाका ही प्रसंग है। 
तथा ब्रह्मविज्ञान ब्रह्मविषयक ही होता 
है, जो कि मैं तुझे ब्रह्मका उपदेश 
करूँ, तुझे ब्रह्मका बोध कराऊँगा' 
इत्यादि श्रुतियोसे आरम्भ किया है। 
यहाँ क्षुघादिसे रहित, नित्यशुद्धबुद्ध- 
मुक्तत्भाव असंसारी ब्रह्म जगत्‌का 
कारण बतलाया गया है | संसारी 
जीव उससे विपरीत स्वभाववाला है | 
इसलिये वह अपनेको 'मै ब्रह्म हूँ! 
इस प्रकार ग्रहण नहीं कर सकता | 
भला निम्नकोटिका ससारी जीव परम 
देव ईश्वरको आत्मभावसे स्मरण करके 
किस प्रकार दोपका भागी न होगा * 
इसलिये भर ब्रह्म है” ऐसा मानना 
उचित नहीं हो सकता | अत 
पुष्पान्नलि, स्तुति, नमस्कार, वर्लि, 


ब्राज्षण ९ ] 


शाउएरसाप्याये 


छ५७५ 


पहारखाध्यायाध्ययनयोग[दि भिरा- 


रिशाधयिप्त.. । आराधनेन 


[4७.७ 


विदित्वा सर्वेशित ब्रत्म मवति | 
न पुनरमंसारि ब्रद्म संसायात्म- 
त्वेन चिन्तयेदमिमिव शीतत्वेन 
आऊाशमिव मूतिमच्चेन । त्रद्मा- 
त्मत्वप्रतिपादकमप गाखमर्थवादो 
भविष्यति । सबंतकशात्॒लोक- 


न्यायेश्वेवमविरोधः स्थात्‌ । 


न; मन्त्रत्राद्मणवादेभ्यस्तस्थेव 


उत्त पउनिरास- प्रवशश्रवणात्‌ | 
“पुय्थक्रे!! इति ग्रकृत्य “पुरः 


्ज+ 


पुष्प आविशन्‌” (द्वरं० उ० २। ' 


५ | १८ ) इति “रूप॑ रूप प्रति- 
रूपो बभूव तदस्ख रूप प्रतिचक्ष- 
णाय” (२।५। १९) “सर्वाणि 


रूपाण वाचत्य धारा नामान ! 


बा 


इते 
सन्त्र- 

48४. ९७ ७ 5 
साटइकतु रवाससारणः 


कृत्वाभिवदन्यदास्ते/' 
सवंशाखास॒ सहस्रशो 
वादाः 


उपहार, जप, अध्ययन और योगादिके 
दा उसकी आराधना करनेकी 
इन्ठटा करे | उसे आरावनाके द्वारा 
जानकर जीव सबका जा सन करनेवाला 
ब्रभ हों जाता ४। जिम प्रकार 
अग्निफों शीनछूपसे तथा आकाशको 
गर्तरूपसे चिन्तन करना उचित नहीं 
४, उस्ती प्रकार ससारी जीव अससारी 
तहाका आत्मभावसे चिन्तन नहीं कर 
सकता | आत्माकी ब्रद्मस्तरूपताका 
प्रतिपादन करनेवाला शास भी अर्थ- 
बाद ही होगा | तथा ऐसा माननेयर 
समन्‍त युक्ति, शास और छोकिक 
न्यायासे पिरोध नहीं रह सकता। 

पिद्ान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
क्योकि मन्त्र और ब्राह्मणवाक्योंद्वारा 
उस ( पखत्रक्ष ) का ही प्रवेश सुना 
गया है। “( शरीररूप ] पुररोकी 
रचना की” इस प्रकार प्रकरण 
उठाकर पुरुपने पुरमि प्रवेश किया? 
धबह रुथ-रूपके अनुरूप हो गया 
इसका बह रूप प्रत्यक्ष करनेके लिये 
है”, “बह धीर सम्पूर्ण रूपोंकी 
रचना कर उनके नाम रखकर उन्हीं के 
द्वारा बोडता रहता है?” इस प्रकार 
सभी शाखाओंमें सहसों मन्त्रवाद 
सष्टिकर्ता अससारी ब्रह्मका ही शरीर- 


५३ 
८ 


8५६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
चर सिए फ, ब्य जि व कि2:ऋ नक जट फ व्यार >> व्याई2स्‍% नाई <>८2/% नई 2८2: यद:ग 2: यह: ८2% (५५०७० "कई कक 
शरीरप्रवेशं दर्शयन्ति । तथा ब्रा- | में प्रवेश होना दिखछाते हैं। इसी 
हमणवादा+--“ तत्सृश्टवा तदेवालु- | प्रकार “उसे रचकर वह उसीमें 
ग्राविशत” ( तै०उ० २।६। १ ) | अनुग्रविष्ट हो गया”, “वह इस मूर्घ- 
“स एतमेव सीमानं विदायैंतथा | सीमाको ही विदीर्ण कर इसीके द्वारा 
द्वारा प्रापद्यत' ( ऐ० उ० १३ । प्रविष्ट हो गया?ः, “उस इस देवताने 
१२ ) “सेय देवता” 'इमास्तिस्रो | इन [ अपू, तेज और अन्नरूप ] तीन 
देवता अनेन जीवेनात्मनानु- है 
प्रविश्य/ ( छा० 3० ६।३॥२ ) 
“एप सर्वेषु भूतेषु शूहोत्मान 
प्रकाशते” ( क० उ० १ 
३। १२) इत्याद्याः | 
सर्वश्रुतिषु च्‌ ब्रह्मण्यात्मशब्द- इसके सिवा समस्त श्रुतियोमे अल्न- 
प्रयोगाद्‌ आत्मशब्दस्थ च ग्रत्य- | में ही 'आत्मा” शब्दका प्रयोग होने 
गात्मामिधायकत्वात्‌ “एप सर्ब- | तथा “आत्मा? शब्द प्रत्यगात्माका 
भूतान्तरात्मा” (झु० 3० २। १। | वाचक होने एवं “यह समस्त भूतों- 
के 2 2 शर्ते परमात्म- | का अन्तरात्मा है? इस श्रुतिके 
व्यतिरेकेण संसारिणोब्मावात्‌-- अगली फंषामए  िल संता 
“एकमेवाहितीयम! (छा० उ० , के मकर लत ले 
६ । २। १) “बह्येवेदम” वका अभाव होनेके कारण “एक 
(मु० उ० २।२। ११) धआत्मे- ! ही अद्वितीय ब्रह्म है?, “यह ब्रह्म 
वेदम ( छा" उ० ७। २५। ही है?, “यह आत्मा ही है” 
२ ) इत्यादिश्रुतिभ्यो युक्तमेव | शयादि श्रुतियोंसे 'मैं अहम हूँ! ऐसा 
अहं ब्रह्मासीत्यवधारयितुम्‌ । | निश्चय करना उचित ही है। 
यदेव स्थितः शास्राथंः) तदा। जब इस प्रकार शास्रका अभिप्राय 
जोवपरयोरमेदे परसात्मनः संसारि- | निश्चित होता है तो परमात्माका 
दोपोद्ावनम स्वम्ृ; तथा च ससारी होना सिद्ध होता है, ऐसी 


देवताओमे इस जीवरूपसे अनुप्रवेश 
कर”, “यह सम्पूर्ण भूतोंमें छिपा 
! हुआ आत्मा प्रकट नहीं होता” 
इत्यादि ब्राह्मणवाद भी हैं । 


ब्राह्मण १ ] 


शाउरभाष्याये 


४०७ 


नई "आक---8. व्याई 93 व्याई >> 2७० -्याद 36 व्यका<-- कल लड.. चर. व्याई 2 व्यदर -:2७ व्यय: फ, व्याई > 2, 


सति शाख्रानथक्यम्‌/ असंसारित्वे  स्पितिमें शात व्यर्थ हो जाता है और 


चोपदेशानथेक्यं॑ स्पष्टो दोपः 
प्राप्त । यदि तावत्परमात्मा स्े- 
भूतान्तरात्मा स्वंशरीरसम्प्कज- 
नितदुःखान्यनुभवतीति स्पष्ट 
प्रस संसारित्वं प्राप्तम्‌ | तथा च॒ 
परस्थासंसारित्वप्रतिपादिकाः श्रु 
तयः कुप्पेरन्‌, स्मृतयश्र। सर्वे च 
न्यायाः । अथ कथश्ित्याणि- 
शरीरसम्पन्धजदुःखन सम्बध्यत 
इति शकय ग्रतिपादयितुं परमा- 
त्मनः साध्यपरिहायाभावादुपदे- 
शानथक्यदोपो न शक्यते निवार- 
यितुम्‌ । 

अन्न केचित्परिहारमाचक्षते-- 
जोवस्थ परमा- परमात्मा न साक्षाद्‌ 
लसविकारत्व भ्तेष्वनुग्रविष्टः स्वे- 

लेते. रूपेण; किं तहिं ? 
विकारभावमापन्नों विज्ञानात्मत्व॑ 
प्रतिपेदे | स च विज्ञानात्मा पर- 


। यदि जीवको अससारी माना जाय तो 
उसे उपदेश करना व्यर्थ है--ऐसा 
यह स्पष्ट दोप ग्राप्त होता है | यदि 
परमात्मा ही समस्त जीवोंका अन्त- 
रात्मा है ओर वही समस्त शरीरोके 


, सम्पर्कसे होनेवाले दु.खोंको अनुभतर 


करता है तो स्पष्ट ही परमात्माको 
ससार्त्विकी प्राप्ति हो जाती है। 
ऐसी स्थितिमे परमात्माके अससा रित्व- 
का प्रतिपादन करनेवाली समस्त 
श्रुतियों, स्मृतियों और युक्तियाँ 
बाधित हो जाती है, और यदि 
किसी प्रकार यह प्रतिपादन भी किया 
जाय कि प्राणियोके शरीरोके सम्बन्ध- 
से होनेवाले दु.खोंसे उसका सम्बन्ध 
नहीं होता तो परमात्माके लिये कोई 
ग्राह्म या त्याज्य न होनेके कारण 
उपदेशकी व्यर्थतारूप दोषका निवारण 
नहीं किया जा सकता | 


यहाँ कोई छोग इस दोषका इस 
प्रकार परिहार बतछाते है--परमात्मा 
साक्षात्‌ अपने रूपसे भूतोंमे अनु- 
प्रविष्ट नहीं है, तो फिर क्‍या बात 
है ? वह विकारभावको ग्राप्त होकर 
विज्ञानात्मत्वको प्राप्त हुआ है और वह 
विज्ञानात्मा परमात्मासे मिन्न एवं 


छण८ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बकरे ना टन सेट क० नहा 2८23७ नाई <<- पक बढ ०2 पाई 2 % न 3८2  न्यक 22 नया 2 न सा +८ कर, 


सादन्योज्नन्यश्व । येनान्‍यः, तेन | अमिन हे है| चूँकि वह मित्र 
है, इसलिये संसारित्वसे सम्बन्ध 


* संसारित्वसम्बन्धी येनानन्य/तेन | रखनेवाला है और अभिन्न होनेके 
कारण भमें ब्रह्म हूँ” इस प्रकारके 
अहं अद्ेत्यवधारणाहः । एवं सर्व- | निश्वयकी योग्यता रखता है। इस 
' प्रकार माननेसे [ श्रुति, स्पृति एव 
न्यायादि ] सब अविरुद्ध रहेगे। 
। तहाँ ( इस सिद्धान्तके अनुसार ) 
विज्ञानात्माको परमात्माका विकार 
एता गतयः-:प्रथिवीद्रव्यवदने- | जननेके पक्षमें तीन गतियों हो 
सकती हैं। (१) प्ृरथिवी द्वव्यके 
समान अनेक द्रव्योंके संघातरूप 
सावयत्र परमात्माका विज्ञानात्मा 
घटादिकी तरह एकदेशी परिणाम है, 
(२ ) अथवा अपने पूर्वरूपमें स्थित 
परमात्माका एक ही देश केश या 
ऊषरभूमिके समान [विज्ञानात्महूपसे) 
विकारको प्राप्त होता है, (३) 
अथवा दुग्धादिके समान सारा दी 
परमात्मा विकारको प्राप्त हो जाता है | 


मबिरुद्ध मविष्यतीति | 
तत्र विज्ञानाव्मनो विकारपक्षे 





कद्रव्यसमाहारसस सावयवस पर- 


मात्मम एकदेशविपरिणामो 
विज्ञानात्मा घटादिवत्‌ । प्वेसंखा- 
नावखस्थ वा परस्येकदेशो वि- 
क्रियते केशोपरादिवत्‌, सवे एव वा 


परः परिणमेस्क्षीरादिवत्‌ । 


तत्र समानजातीयानेकद्र॒व्य- 
उत्तपक्षप्रतिषेष समूहस्य कश्निद्‌ 
द्रव्यविशेषों विज्ञानात्मत्व॑ ग्रति- 


पद्यते यदा, तदा समानजातीय- 


५२७७७ आया साया 5“ कक जा मम >> मी अमल आल नल आम ज> नल मल सकी कम सह मलिज पल. मनन सक जब 


इन पक्षोंमेंसे यदि [ यह माना 
जाय कि ] समान जातिवाले अनेक 
द्रव्योके समुदायका कोई द्रब्यविशेष 
ही विज्ञानात्मत्वको प्राप्त होता है तो 
समानजातीय होनेके कारण उन 
( परमात्मा और विज्ञानात्मा ) का 


त्वादेकत्वपुपचरितमेव न तु | एकत्व उपचारसे ही होगा, परमार्थत 


घराह्मण २ ] 


5 >> प अजय 7७ पक 4 3 3७ 5 ७ 
व यफिन- 9 3 जहर... 2.॥क आल सा... २... जयाक... "३... जहा... १2... आय. "दा जय. )>न्याक ग्याय." 7ना 


प्रमार्थतः | तथा च सति सिद्धा- 
न्तयिरोधः । 

अथ नित्यायुतसिद्धावयबानु- 
गताज्वयत्री पर आत्मा. तस्थ 
तद्यसस्प॑ऊ्देशो.. वित्ानात्मा 
संमारो-तदापि सर्वावयवानुगत- 
त्वादवयबिन एयावबबगतो दोपो 
गुणों वेति, विज्ञानात्मनः संसारि- 
त्यदोषेग पर एथात्मा सम्बध्यत 
इति, इबमप्यनिष्ठा कल्पना | 
क्षीग्वस्सब्ंपरिणामपले सर्वश्रुति- 
स्मृतिफोप), स चानिष्टः | “नि- 
प्कल निप्कियं शान्तम” ( श्रे० 
उ० ६ | १९ ) “दिव्यों घमृतेः 
पुरुपः सब्राद्याभ्यन्तरा ग्रजशे! 
( मु० उ० २१॥२ ) “आऊफाण- , 
वत्मवगतथ नित्यः” “सम वा 
एप मदहानज आत्माजरो- 
पमगण्मृत/(बरृ०उ3० ७।४। २५) 
"न जायते प्रियते वा कदायित्‌” 
(गीता २। २०) “अव्यक्तो- 
अ्यम्र” (गीता २। २५) इत्यादि- 


शाउरभाप्याथ 


छणर, 
नहीं | ऐसा माननेपर सिद्धान्तसे 


2 हो 


दउिस्ेत आयेगा | हि 


ओर यदि परमात्मा नित्य अयुत- 
सिद्ध अआयवर्मे अनुगत आयी हूँ 
ओर उसी रूपन॑ स्थित ईण उस 
परमात्वा का एक शा सपतारी जा नात्मा 
हैँ तो उस अवस्थाम भी अनयागत 
गुण या दोप समस्त अयसय्रम 
अनुगत होनेफे कार्ण अयययीम ही 
रटगा. इस प्रकार उिजानात्माके 
ससारिपिस्य दापसे परमात्माया दी 

मन्त्र सिद्ध होता &। अत यह 
कल्यना भी उटट नहीं हो सकती। 
दुस्घफ समान सम्पूर्ण परमात्माका 
परिणाम माननेके पक्षमें भी समस्त 
श्रति-स्मृतियंसि विरोव होता ६ और 


झा 
इ्ट्ट 


यह इषट नहीं ऐ। अत ये सत्र 
पक्ष “निप्पल, निष्किय और शान्त 


5. 


४”, “पुरुष दिव्य, अमर्त, बाहर- 
भीतर बरियमान ओर अजन्मा हैं?!, 
“वह आकाशके समान सर्वगत और 
नित्य €?, "यह यह महान्‌ अजन्मा 
आत्मा अज़र, अमर एव अमृत है?!, 
“वह न कभी उत्पन्न होता है और 
न मरता है?, “यह अव्यक्त हैं”? 


श्रुतिस्मृतिन्यायविरुद्धा एते सर्च , इत्यादि श्रुति, स्मृति और युक्तियोसे 


पक्षा+ | 


| विरुद्ध है | 


४६० बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बजट व्याई 22% नाईट कर 2 नया 27222 हाई >- 2 व्यो्>०2 व्याई ०८2 नया >> फऋ च्याई 3८ जाई 273 ्क2, 
अचलस्थ प्रमात्मन एकदेश-| अचल परमात्माके एक देशमें 
न विज्ञानात्मा है-इस पक्षमें विज्ञानात्मा- 
ज्ञानात का कमफल्युक्त देशमें जाना सम्भव 
संसरणानुपपत्तिः, प्र वा संसारि- नहीं है तथा परमात्माकों ससारित्विकी 
3 - --  ग्राप्ति होती है-ऐसा ऊपर कहा जा 
त्वम । परस्पेकदेशाअम्र- बु च् 
हज चुका है | यदि कहो कि अभ्निसे 
विस्फुलिड्डवत्स्फुटितो विज्ञानात्मा |! चिनगारीके समान परमात्माका एक 
५ रतीति [कप | विज्ञान त््मा 
संस चेत्‌--तथापि परखा- | देशरूप त्मा उससे अलग होकर 
है .., | आता-जाता है तो भी अवयतके फूटकर 
वयवस्फुटनन क्षतम्रात्ति। तृत्संस- | अछूग हो जानेसे परमात्मामें क्षतकी 


रणे च परमात्मनः ग्रदेशान्तराव- | शरप्ति होगी तथा उसके जानेपर 
परमात्माके अन्य देशस्थ अवयब- 


यब॒व्यूहे छिद्गताग्राप्तिः। अव्रणत्व- | संपदा छेदवी भी प्राति दोगी और 
वाक्यविरोधश । आत्मावयव- | इस प्रकार परमात्माकी निश्छिद्रताका 
( + ञ््‌ ग्रतिप करनेवाले हट विरो थे 
भूतस्य॒विज्ञानात्ममः संसरणे करनेवाले वाक्यसे विरोव 
है होगा । परमात्मासे शून्य देशका 
परमात्मशुन्यप्रदेशाभावाद्‌वय- अभाव होनेके कारण आत्माके 
वान्तरनोदनव्यूहनाभ्यां. हृद्य- | *वैयव्भूत विज्ञानात्माकों ससस्विकी 
कल प्राप्ति होनेपर अवयवान्तरके क्षय और 
शलनय परसात्यना दुशसत्या उपचयके कारण परमात्माको हृय- 
प्राप्तिः | | शूलके समान दु'खित्वकी प्राप्ति होगी। 
अग्निविस्फुलिड्रादिदृश्ान्तश्रु- | पर्व ०-किन्तु अप्निविस्फुलिज्ञादि 

' इश्न्तोंका वर्णन करनेवाली श्रुति होने- 

तेने दोष इति चेत्‌ ! | के कारण ऐसा माननेमें भी कोई दोष 
नहीं हो सकता--यदि ऐसा कहें तो / 

न; शरतेज्ञापकत्वातु; न शा््नं। पिद्वान्ती-ऐसी वात नहीं है, 

' क्योंकि श्रुति तो केवछ ज्ञान ही 

' करानेवाढी है । शाखत्रकी प्रइत्ति 


3 


ब्राह्मण २१ ] . शाइरसाष्यार्थ 8६१ 
चकई(3क ्याई पक जाई 2234 «याद >-2स्‍0७ व्याद >> 0- नया >-- 3 ्याद 3-2० नए. यह ००.७ आई >> ० जाई 2:०9 च्याए 222 
पदाथोनन्यथा कतु प्रवृत्तम्‌ । कि | पदार्थोको अन्यथा करनेके लिये नहीं 
तहिं ? यथासतानामज्ञातानां | है।तो फिर किस लिये है ? यथाभूत 
ज्ञापने । | जैज्ञात पदार्थोको ज्ञात करानेके लिये। 


किग्वातः $ पूर्व ०-इससे क्या होता है 
। 


श्ुणु--अतो यद्भवति, यथा- | प़िद्धान्ती-इससे जो होता है, 
पूर्तामू्ादिपदार्थर्म .- | सो सुनो । छोकमें वास्तविक ही मूर्त 

भूता मूरतायू्तादिपदाथर्मा लेके | और अमूर्तादिरूप पदार्थ-धर्म प्रसिद्ध 
प्रसिद्धाः । तद्द्ट्टान्तोपादानेन | हैं | उन्हें इशन्तरूपसे प्रहण कर 
शास्र उनसे अविरोधी एक अन्य 
वस्तुको बतलनेके लिये प्रवृत्त होता 
प्रवृत्त शा न लोकिकवस्तुविरोध- | है | वह लौकिक वस्तुओंका विरोव 
सूचित करनेके लिये लोकिक इश्टन्तों- 
को ही ग्रहण करता हो-ऐसी वात 
दत्ते | उपादीयमानो5पि दृष्टान्तो- | नहीं है | ऐसा इश्ान्त तो दा्शन्तिक- 
से असंगत होनेके कारण ग्रहण किये 
जानेपर भी व्यर्थ ही होगा | अग्नि 
न ह्ग्रिेः शीत आदित्यो न | शीतल होता है, अथवा सूर्य नहीं 
तपता-यह वात सैकड़ों दश्टान्तोसे 
भी ग्रतिपादित नहीं हो सकती, 
पादयितुं शक्यम्‌) ग्रमाणान्तरे- | क्योंकि अन्य प्रमाणसे तो वह वस्तु 
णान्यथाएि न्‍ | दूसरे ग्रकारकी जानी जाती हैं । 
जल १ हो | एक ग्रमाणका दूसरे ग्रमाणसे विरोध 
च प्रमाण प्रमाणान्तरेण विरुष्यते, | नहीं होता । जो वत्तु एक 
प्रमाणते नहीं जानी जाती उसीको 
। दूसरा प्रमाण बतलाता हैं| तथा 
न्तरं ज्ञापयति । न च लोकिक- | लौकिह्द पद और पदायोंक्या आश्रय 


तदविरोध्येव वस्त्वन्तरं ज्ञापयितु 


ज्ञापनाय लोकिकमेव दृश्टान्तमुपा- 


ध्नथंकः स्थाद्मष्टोन्तिकासड्भतेः । 


तपतीति वा दृष्टान्तशतेनापि प्रति- 


प्रमाणान्तराविषयमेव हि प्रमाणा- 


रे 


8६२ वृहृददारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्कर 2, 2... नेट, न न बयां? चयन? चाह. +72:2, व्याई<>०2 : व्यापक या: न्यक<22:%- "2फ, 
पदपदार्थाश्रयणव्यतिरेकेणागमेन | लिये बिना शात्रके द्वारा किसी 
अज्ञात वस्त्वन्तरको नहीं जाना जा 
सकता । अत इस प्रसिद्ध न्‍्यायका 
मयितुम्‌ | तसात्मसिद्धन्यायम्नु- | अनुसरण करनेवाले पुरुषके द्वारा 
सरता न शक्या परमात्मनः | "स्मात्माके सावयवत्व और [ जीवके 

चर । साथ उसके ] अंशाशित्वकी कल्पना- 
सावयवाशाशत्वक्रत्पता परमा- । का परमार्थत* ग्रतिपादन नहीं किया 


थंतः अ्तिपादयितुम्‌ । ' जा सकता | 


#भ्लुद्र विस्फुलिज्गा ४)) यदि कहो कि ५क्षुद्र॒विस्फु- 
॥ विस्फुलिज्ञाः (बु० 
ड गे न लिड्ड?? और “भेरा ही अश है”? 


उ० २।१।२० ) “ममेबांश”” इस प्रकार श्रुति और स्मृति भी 
( गीता १५ । ७)३ति च श्रूयते ' कहती हैं तो ऐसा कहना ठीक नहीं, 
गये बाग के ओकलबेल्य) क्योंकि वे तो [ जीवात्मा और 

, परमात्माके ] एकत्वकी ग्रतीतिके लिये 
याथेपरत्वात्‌ । अग्नेहिं विस्फु- हैं | अम्रिकी चिनगारी अप्नि ही होती 
है, इसलिये छोकमें वह अग्निक्रे साथ 
४ (शॉउकिन एकत्व-प्रतीतिके योग्य देखा गया है। 
वा लोक; तथा चांशाडाशन- इसी प्रकार अंशीके साथ अंश भी 
कत्वग्रत्ययाहं; तत्रेव॑ सति 'कत्व-प्रतीतिके योग्य है । 


०, अत तिमें विज्ञानाव्माको 
विज्ञानात्मनः परमात्मविकारांश- _ डिंतिम विज्ञना 
परमात्माका विकार या अंश बतलने 


त्व क ि शब्द हे त्मे त्वः 
त्ववाचकाः शब्दा! परमात्मकत्व- वाले शब्द परमात्माके साथ उसके 


गक्यमज्ञातं वस्त्वन्तरमवग- 


लिड्रोउप्रिरेव इत्येकत्वग्रत्ययाहों 


प्रत्ययाधित्सवः । , एकत्वकी प्रतीति कराना चाहते हैं । 
उपक्रमोपसंहाराभ्यां चू-- उपक्रम और उपसंहारसे भी यही 
वात सिद्ध होती है | सभी उप- 


सवोसु वोसु ह्यपनिपत्सु पूवमेकत्व॑ं निषदोंमें पहले उनके एकत्वकी प्रतिज्ञा 


कर हेतु और दृ्ान्तोंके द्वारा जगत्‌- 





आतज्ञाव, च्षटान्तहताभश्व परमा- 


ब्राह्मण २ ] शाइरमभाष्याथ ४६३ 
बकरी: न “2 ब्क <2७, <2320 बक-८ 3० "का अर 22 प्याई + 2 प्क- नाई (3. प्र न्याद >) फक न्याई >> पर न्याद7 
त्म्नो विकरांशादित्व॑ जगतः ' को परमात्माका विकार या अशादि 
प्रतिपाद, पुनरेकत्वमुपसंहरति; अरकेर फिर उनके एकलका 


न ल उपसहार किया है, जैसे कि यहाँ भी 
थहँव प्र 4६ ड्द्‌ दय- 
पी से य । पहले “यह जो कुछ है, सब आत्मा 


मात्मा” (२।४।१३) इति हैः ऐसी प्रतिज्ञा कर उत्पत्ति, स्थिति, 
प्रतिज्ञाय, उत्पत्तिखितिलयहेतु- , छय, हेतु और दृशन्तोके द्वारा 
दृष्टन्तैविकारविकारित्वायेकत्व- | उनके एकत्ज्ञनके हेतुभूत विकार 
प्रत्ययहेतृल्मतिपाद्य “अनन्तरम- और विकारित्वादिका ग्रतिपादन कर 
वाह्मम” (२। ५।१९ ) “अय- । “अन्तरबाह्यशून्य है?, ध्यह आत्मा 
मात्मा ब्रक्र” (२।५। १९) | ब्रह्म है? इस प्रकार उपसहार किया 


इत्यपसदरि्यारि ... | जायगा | अत: उपक्रम और उपसहारके 
त्युपसहा[रष्यात | तस्ादुपक्रमा- मल हे 

| गे. निश्ीयते द्वारा यह तात्पर्य निश्चित होता है कि 
कप जज ध ु | जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और छयका 
परमात्मकत्वप्रत्ययद्राठ मर उत्पात्त- । प्रतिपादन करनेवाले वाक्य परमात्मा- 
खितिलयग्रतिपादकानि वाक्या- | के साथ उसके एकत्वज्ञानकी ढता 
नीति । करानेके लिये हैं । 


अन्यथा वाक्यभेदप्रसज्ञाच-- ह यदि ऐसा न माना जायगा तो 





वाक्यभेदका प्रसग उपस्थित होगा । 
सर्वोपनिपत्सु हि. विज्ञानात्मनः सभी उपनिषदोंमे परमात्माके साथ 
विज्ञानात्माके एकत्वज्ञानका विधान 
किया गया है, इस विषयमे सभी 
इत्यविश्नतिपत्तिः सर्वेषाम्मपनिषद्धा- | उपनिषद्देत्तालोकी एक राय है-- 
हर किसीका मतभेद नहीं है। उत्पत्त्यादि 
दिनाम्‌ । तद्विष्येकवाक्ययोगे च | वाक्योंकी भी उस विधिके साथ एक- 
वाक्यता सम्भव होनेपर उन्हे भिन्न 
अर्थका प्रतिपादन करनेवाल माननेमे 
क्यान्तरत्वकल्पनायां न ग्रमाण- | कोई प्रमाण नहीं है। इसके सिवा 


परमात्मनेकत्वप्रत्ययो विधीयत 


सम्भवत्युत्पत्त्यादिवाक्यानां वा- 


४६७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
या २०2 2; नई 2 कर, याद 2 न्याय बाई >> बयाई>८र आ नहा 34 बहा पक, ८-2: अआक याद या 32, 
मस्ति; फलान्तरं च कर्पयितव्यं | [ उन्हें अन्यार्थपरक माननेपर ] उन- 
के फलान्तरकी भी कल्पना करनी 

स्याव; तसाादुत्पन्त्यादिश्वुतव , पड़ेगी । अतः उत्पत्यादि श्रुतियाँ 


५ ८ ' आत्माका एकत्व ग्रतिपादन करने- 
आत्मकत्वप्रातपाद नपराः | | वाली ही हैं । 


अन्र च सम्प्रदायविद आ- इस विषयर्मे सम्प्रदायवेत्ता ( श्री- 

सिर « ' द्रविडाचार्य ) यह आख्यायिका कहते 
ख्यायिकां सम्प्रचक्षतें -कथि- ' हैं--कोई राजपुत्र जन्म होते ही 
त्किल राजपुत्रो जातमात्र एवं , माता-पिताद्वारा त्याग दिया जानेके 
मु 5 अत | कारण व्याधके घरमें पालछा-पोसा 
मातापितृभ्यामपविद्धों व्याधमृहे आग विद अपनी ली वितावो 
संवधितः, सोअ्मुष्य वंच्यताम- जाननेके कारण अपनेको व्याघजाति 


जानन्व्याधजातिप्रत्ययो व्याध- | *ें दी मानकर व्याधजातिके कर्मोका 
सि ही अनुव॒र्तन करता था, 'में राजा 
रा प्येबाचुबतेते; न राजा ऐसा मानकर राजोचित कर्म नहीं 
सीति राजजातिकर्माण्यनुवरतते | | करता था | जब कोई अत्यन्त कृपाल 
| पुरुष,जो राजपुत्रकी राजश्री प्राप्त करने- 
यदा पुनः काश्वत्परमकाराणका 
के की योग्यता जानता है, उसे उसकी 
राजपुत्र्स॒ राजश्रीग्राप्तियोग्यतां | राजपुत्रताका बोध करा देता है और 
जानन्नमुष्य पुत्रतां बोधयति--'न॒ हें बतला देता है कि “तू व्याथ नहीं 
है, अमुक राजाका पुत्र है, किसी 
। प्रकार इस व्याधके धरमें आ गया है! 
श्विद॒व्याधगृहमनुपविष्ट/ इति--- | तो इस प्रकार बोध कराये जानेपर 
ला त्वाव्याधजाति-| * व्याधजातिके पग्रत्ययसे होनेवाले 
सण्ववाधघतस्त्यवत्व व्याधजांत 
| कर्मोंको छोड़कर “भै राजा हू ऐसा 
अत्ययकममोणि पिठ्पेतामहीमात्मनः । मानकर अपने वाफप-दादोंके मार्गका 


पदवामनुवतेते राजाहमसीति | | अनुसरण करने लगता है । 


त्वं व्याधोअ्मुष्य राज्ञः पुत्र, कथ- 


ब्राह्मण १ ] 


शाएरभाष्याथे 


डषज 


अर ७ 222७. ना: पक जा :20 नई “23% ऋ २८200, “ऋ ८22७ आ९२00.. क८ 0 कफ नर 72क्‍ जा 


तथा किलाय॑ परसादभिविस्फुलि- 


ज्ादिवत्तज़ातिरेव विभक्त हह देहे- । 


न्द्रियादिगहने प्रविष्टोड्संसारी सन्‌ 
देहेन्द्रियादिसंसारधरममनुवर्तेते- 
देहेन्द्रियस्धातोईसि कृणः स्थूलः 
सुखा दूःखा' दंत परमात्मतामजा- 

नन्नात्मतः | न त्वमेतदात्मक 
परमेव त्रह्मायसंसारीति ग्रतिय्रो 
घित आचार्येण हिल्वेषणात्रयानु- 
तरत्तिं ब्रद्यवासीति प्रतिपचते । 


इसी प्रकार अग्निकी चिनगारियों- 
के समान परमात्मासे विभक्त यह 
उसी (परमात्मा ) की जातिवाला 


! विज्ञानात्मा यहाँ देह एवं इन्द्रियादि 
| गहनचनमें प्रविष्ठ होनेपर अससारी 
। होकर भी अपनी परमात्मस्वरूपताको 


न जाननेके कारण 'म देहेन्द्रियादिका 


! सघात तथा छश, स्थूल एवं सुखी 


या दुःखी हूँ? ऐसा मानकर देह एवं 
इन्द्रियादि सासारिक धर्मोका अनुवर्तन 
करता है। किन्तु प्तू देहेन्द्रियादिरूप 
नहीं है, अपि तु अससारी ब्रह्म 
ही है? इस प्रकार आचार्यद्वारा बोध 
कराये जानेपर यह एषणात्रयकी 


। अनुबृत्तिको छोड़कर 'मे ब्रह्म ही हूँ? 


अत्र राजपुत्रस्य राजप्रत्ययवद्त्रह्म- ' ऐसा जान लेता है । तथा यहाँ ऐसा 


अत्यथा दृढाभवात-नंबरुफालिड्भव- 


। कहनेपर कि '्तू अग्निसे विस्फुलिन्नके 


समान पख्रह्मसे ही च्युत हुआ है? 


देव त्वं परस्माठ्रह्मणों भ्रष्ट इत्युक्ते | राजपुत्रके राजप्रत्ययके समान उसका 


विस्फुलिड्गस ग्रागग्रेश्रशादग्न्पेक- 
त्वदशनात्‌ । 
तस्मादेकत्वप्रत्ययदार््याय सुब- 
५ ८७७ कप 
णंमणिलोहाभिविस्फुलिड्गव्शान्ताः, 


नोतपत्त्यादिभेदअतिपादनपराः 
चृ० उ> पुऐ--द६० 


त्रह्मप्रत्यप दृढ हो जाता है, क्योंकि 
अग्निसे च्युत होनेसे पूर्व विस्फुलिन्नकी 
अग्निके साथ एकता देखी गयी है । 


अतः सुबर्ण, मणि, लोेह 
एवं अम्नि-विस्फुलिन्नादि इशथ्टन्त 
एकत्वशञनकी दृढताके लिये है, 
उत्पत्ति आदिका भेद प्रदर्शित 


| करनेके लिये नहीं हैं | तथा 


घ्द्दे 


बृद्ददारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


सैन्धवघनवत्पज्ञप्त्येकरसनेरन्तर्या- 
वधारणात्‌ “एकपेवालुद्रष्व्यम्‌! 
(४।४। २० ) इतिच । यदि 
च्‌ ब्रह्मणथ्रित्रपटवरद्‌ वृक्षसम॒द्रादि- 
' चच्चोत्पत््याद्यनेकधर्मविचित्रता वि- 
जिग्राहयिषिता, एकरसं सेन्धव- 
घनवदनन्तरमवाद्यमिति नोप- 
समहरिष्यत/ “एकघेवालुद्रष्टव्यम्‌!! 
इति च न प्रायोक्ष्यत--“य इृह 
नानेव पश्यति” (४ ।४। १९) 
इति निन्दावचनं च। तसादेक- 
रूपैकत्वप्रत्ययदाद्यायिव सर्ववेदा- 
न्तेषृत्पत्तियथतिलयादिकल्पना, न 
तत्मत्ययकरणाय । 

न च निरवयवस्य परमात्मनो- 
$संसारिणः संसार्येकदेशकल्पना 
न्याय्या, खतो<्देशत्वात्परमात्म- 
नः । अदेशस्थ परस्य एकदेश- 
संसारित्वकल्पनायां पर एवं संसा- 
रीति कल्पितं भवेत्‌ । अथ परो- 


“उसे एकरूप ही देखना चाहिये” 
इस श्रुतिसि नमकके डलेके समान 
उसे ज्ञानरूप एकरससे निरन्तर 
परिपूर्ण भी निश्चय किया गया है। 
यदि चित्रपठ अथवा दृक्ष या समुद्रादि- 
के समान उत्पत्ति आदि अनेक धर्मेकि 
कारण ब्रह्मकी विचित्रताका ही ग्रहण 
कराना अभीष्ट होता तो 'वह नमकके 
डलेके समान एकरस एवं अन्तर- 
बाह्मशून्य है? इस प्रकार उपसंदयर 
न किया जाता तथा उसे “एकरूप 
ही देखना चाहिये” ऐसे आदेशका 
और “जो इसे नानावत्‌ देखता है [ वह 
मृत्युसे मृत्युको ग्राप्त होता है ]? ऐसे 
निन्दासूचक वचनका भी प्रयोग न 
होता | अतः समस्त वेदान्तोंमें जो 
उत्पत्ति, स्थिति एवं छय आदिकी कल्पना 
है, वह ब्रह्मकी एकरूपताके ज्ञानकी 
इृढताके लिये ही है, उन (उत्पत्त्यादि) 
की प्रतीति करानेके लिये नहीं है । 


इसके सिवा निर्रयव और 
असंसारी परमात्माके संसारीरूप एक 
देशकी कल्पना करना युक्तियुक्त भी 
नहीं है, क्‍योंकि स्वयं परमात्मामें तो 
देश है नहीं | देशहीन परमात्माके 
एकदेशर्मे संसारित्विकी कल्पना करने- 
में 'परमात्मा ही संसारी है? ऐसी 
कल्पना हो जायगी और यदि ऐसा 


च्राह्मण १ ] 


शाउरभाष्याथ 


8६७ 


नकाए- पक बा पर पक न? गत" पक पाई "7 पक, जाई <>722० कई ("932 व्य*आक बयां: 2 2७, व्याए 2-2 पक बह: कर च्े८ 2: _. 


पाधिकृत एकदेशः परस्य, घटकर- 
काद्याकाशवत्‌; न तदा तत्र 


विवेकिनां परमात्मेकदेशः प्रथ- 
क्संव्यवहारभागिति बुद्धि- 
रुत्पद्यते। 


अविवेकिनां विवेकिनां चोप- 
चरिता बुद्धिच्टेति चेत्‌ १ 

न; अविवेकिनां मिथ्याबुद्धि- 
त्वात्‌, विवेकितां च संव्यवहार- 


मात्रालम्बनाथत्वात्‌-यथा कृष्णो 


रक्तथाकाश इति विवेकिनामपि 
कदाचित्कृष्णता रक्तता च 
आकाशस्थ संव्यवहारमात्रालम्ब- 
नार्थत्व॑ प्रतिपद्यत इति, न परमा- 
थंतः कृष्णो रक्तों वा आकाशों 
भवितुमहति । अतो न पण्डिते- 
त्रह्मखरूपग्रतिपत्तिविपये ब्रह्मणों- 


आआञांश्येकदेशेकदेशिविकारविका छल ले 


श्येकदेशेकदेशिविकारविका- 


माना जाय कि घठाकाश और कर- 
काकाशादिके समान किसी अन्य 
उपाधिके कारण त्रिज्ञनात्मा परमात्मा- 
का एकदेश है तो उसमे विवेकी 
पुरुषोंको ऐसी बुद्धि उत्पन्न नहीं हो 
सकती कि परमात्माका एकदेश 
पृथक्‌ व्यवहार करनेमें समर्थ है । 


पूर्व ०-किन्तु [ में कर्ता हूँ ] 
ऐसी गौणी बुद्धि तो अविवेकियों और 
विवेकियोंको भी होती देखी गयी है ? 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अवि- 
वेकियोंकी तो वह बुद्धि मिध्या होती 
है और विवेकियोंकी सम्यक्‌ प्रकारसे 
व्यवहारकोी आलम्बन करनेके लिये; 
जिस प्रकार कि [ अविवेकियोके 
समान ] विवेकियोंकी दृष्टिमें भी 
कभी-कभी (भाकाश काला अथवा 
छाल है? इस प्रकार आकाशकी 
कृष्णता अथवा लाली व्यत्रह्मरमात्रके 
आह्म्बनार्थत्वको ग्राप्त हो जाती है, 
किन्तु वस्तुतः आकाश काल या 
लाल नहीं हो सकता | भत. विद्वानों- 
को ब्रह्मखरूपके ज्ञानके विषयरमे ब्रह्मके 
अंशाशी, एकदेश-एकदेशी अथवा 
विकार-विकारित्वादिकी कल्पना नहीं 


१. वस्तुतः जीव अपरिच्छिन्न ब्रह्ममात्र है; इसलिये इस परिच्छिन्न बुद्धिको 


गौणी वतलाया गया है | 


४६८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


जप, नई 2 नई 22 याई व 2 व्यापार: व्याइ:>:2%, न्याद >:2 ७ न्यर >2 ५ ना ०-23%, या 2-2, व्य>: 


रित्वकल्पना कार्या, सवकत्प- 
नापनयनार्थसारपरत्वात्सवोपनिष- 
दाम्‌ । 

अतो हित्वा सर्वकल्पनामाका- 
गस्थेव निविशेषता प्रतिपत्तव्या-- 
/आकाशवत्सवंगतथ नित्य! 
“न लिप्यते लोकहुःखेन बाह्य 
(क० उ० २।२। ११) इत्या- 
दिश्वुतिशतेम्यः: नात्मानं ब्रह्म- 
विलक्षण॑ कल्पयेतू--उष्णात्मक 
इवाम्ो शीतेकदेशस, प्रकाशात्मके 
वा सवितरि तमएकदेशम्‌-सर्व- 
कल्पनापनयनाथंसारपरत्वात्सवों- 
पनिपदाम्‌ । तस्ान्नामरूपोपाधि- 
निमित्ता एवं आत्मन्यसंसार- 
धर्मिणि सर्वे व्यवहाराः; “रूप॑ 
रूप प्रतिरूपो वभूच/” ( क० उ० 
२।२|९-१०) “स्वाणि रूपाणि 
विचित्य धीरो नामानि कृत्वा- 
भिवदन्यदास्ते” इत्येबमादिमन्त्र- 
वर्णेस्यः । 

न खत आत्मनः संसारित्वम्‌, 


अलक्तकाद्ुपाधिसंयोगजनितरक्त- 


करनी चाहिये, क्‍योंकि सारी उप- 
निषदोंका तात्पय समस्त कल्पनाओं- 
की निवृत्तिरूप मुख्य प्रयोजनर्मे 
ही है। 


इसलिये सारी कल्पनाओंको 
छोड़कर “श्रह्म आकाशके समान 
सर्वगत और नित्य है” “बह लोक- 
दु.खसे लिप्त नहीं होता क्योंकि उससे 
बाह्य है?” इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोंके 
अनुसार आकाशके समान उसकी 
निर्विशेषताका ही अनुभव करना 
चाहिये, उष्णस्वरूप अम्निमें एक 
शीतल देशके समान तथा प्रकाश- 
स्वरूप सूर्यमें एक अन्धकारमय देशके 
समान ब्रह्मसे मिन्न आत्माकी कल्पना 
न करे, क्योंकि सब उपनिषदोंका 
तात्पय समस्त कल्पनाओंकी निदृत्ति- 
रूप मुख्य प्रयोजनमें ही है । 
अत. असंसारधर्मा आत्मामें सारे 
व्यवहार नाम एवं रूपकृत उपाधिके 
कारण ही हैं, जैसा कि “वह रूप- 
रूपके अनुरूप हो गया है” “धघीर 
पुरुष समस्त रूपोंकी रचना कर 
उनके नाम रखकर उनके द्वारा बोलता 
रहता है?” इत्यादि मन्त्रवर्णोसे सिद्ग 
होता है । 

आत्माका संसारित्व स्वतः नहीं 
है, अपि तु छाक्षा आदि उपाविके 
संयोगसे होनेवाली 'स्फटिक छाल है! 


ब्राह्मण १ |] 


शाइरभाष्यार्थ 


४५९ 


च्याई 2:2७, का 2 का प्य८, ब्यहो>:पर न्याई 72; व्याई एटा 2- न्या>:2:% नाई 3-28 नया +८2%- व्याई 2-2 नया 2 


स्फटिकादिबुद्धिवद्आान्तमेव, न 
परमार्थतः । “ध्यायतीव लेलाय- 
तीव” (बु० उ० ४। ३।७ ) 
“तर बधेते करमंणा नो 
कनीयान!” (४ । ४। २३) 
“न्न लिप्यते कर्मणा पापकेन 
(४ ।४। २३ ) “सम सर्वेषु 
भूतेषु तिष्ठन्तम” ( गीता १३ | 
२७) “शुनि चेव श्रपाके च 
( गीता ५। १८ ) इत्यादिश्रुति- 
स्मृतिन्यायेभ्यः प्रमात्मनोज्संसा- 
रितिव । अत एकदेशो विकारः 
शक्तियां विज्ञानात्मा अन्यो वेति 
विक्र्पयितुं निरवयवत्वा+युपगमे 
विशेषतों न शक्यते | अंशादि- 
श्रुतिस्मृतिवादाशेकत्वार्थाः, न॒तु 
भेदप्रतिपादकाः, विवक्षितार्थेक- 


वाक्ययोगात्‌--श्त्यवोचाम । 


सर्वोपनिषदां परमात्मेकत्व- 


उपनिषत्मामा- ज्ञापनपरत्वे अथ 
“पमीमाता किमर्थ -तत्मति- 


कूलोर््थों विज्ञानात्ममेदः परि- 


करुप्यत इति १ कर्मकाण्डआमा- 


इत्यादि बुद्धिके समान भ्रान्तिजनित 
ही है, परमार्थतः नहीं | “मानो प्यान 
करता है, मानो अधिक चलता है”, 
धयह कर्मसे न बढता है, न छोटा होता 
है??, “यह पापकर्मसे लिप्त नहीं होता”, 
“समस्त भूतोंमें समानरूपसे स्थित”, 
“कुत्ते और चाण्डाल्में? इत्यादि 
श्रुति, स्वृति और युक्तियोंसे परमात्मा- 
का असंसारित्वि ही सिद्ध होता है। 
अत; विशेषतः आत्माका निरवयवत्व 
स्वीकार करनेपर ऐसा विकल्प नहीं 
किया जा सकता कि विक्ञानात्मा 
परमात्माका एकदेश, विकार, शक्ति 
अथवा और कुछ है। उसके अशादि 
होनेका ग्रतिपादन करनेवाले श्रुति- 
स्मृतियाद भी आत्माके एकत्वके ही 
लिये हैं, मेदका प्रतिपादन करनेवाले 
नहीं हैं, क्योंकि उपनिषदोंके विवक्षित 
अर्थकी एकवाक्यता होनी चाहिये--- 
ऐसा हम पहले कह चुके हैं । 


समस्त उपनिषदोंका तात्पय 
परमात्मके एकत्वमें है, फिर 
विज्ञनात्माके भेदरूप उससे प्रतिकूल 
विषयकी कल्पना किस लिये की जाती 
है ? इसपर किन्हीं (मीमासकों ) का 
तो कहना है कि यह कल्पना कर्म- 
काण्डके प्रामाण्यसे प्रतीत होनेवाले 


8७० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बकरे: नए 2, न 2%, व: 2७ नई 2७७ न २२७७. पका ६20 "या “23४७० नह: व्यर 2) नह ०. 


प्यविरोधपरिहारायेत्येके। कर्म- 


प्रतिपादकानि हि. वाक्यानि 


अनेकक्रियाकारकफल भेक्त॒कतरा- 
श्रयाणि। विज्ञानात्मभेदाभावे झस- 
सारिण एवं परमात्मन एकत्वे 
कथमिष्टफलासु क्रियासु प्रव्त- 
येयुः $ अनिष्टफलाभ्यो वा क्रिया- 
भ्यो निवर्तयेयुः ? कस्य वा बद्धसय 
मोक्षायोपनिषदारभ्येत * अपि 
च्‌ परमात्मेकत्ववादिपक्षे कर्थ॑ 
परमात्मेकत्वोपदेशः $ कथ॑ं वा 
तदुपदेशग्रहणफलम्‌ १ बद्धस्य हि 
वन्धनाशायोपदेशस्तदभाव उप्‌- 
निषच्छास्नं निविषयमेव । 

एवं तहि उपनिषद्दादिपक्षस्स 
कर्मकाण्डवादिपक्षेण चोद्यपरिहार- 
योः समानः पन्थाः--येन भेदा- 
भावे कर्मकाण्ड निरालम्बनमा- 
त्मान॑ न लभते आमाण्य॑ प्रति 
तथोपनिषद्पि । एवं तहिं यस्य 


विरोधका परिहार करनेके लिये है, 
क्योंकि कर्मका ग्रतिपादन करनेवाले 
वाक्य अनेकों क्रिया, कारक, फल, 
भोक्ता और कर्ता्ओोको आश्रय करने- 
वाले हैं, विज्ञानात्माका भेद न होने- 
पर असंसारी परमात्माका एकत्व रहते 
हुए वे किस प्रकार छोगोंको इष्ट फर्ले- 
वाली क्रियाओंमें प्रवृत्त अथवा अनिष्ट 
फरलोंवाली क्रियाओंसे निषृत्त कर 
सकेंगे । तथा किस बद्ध जीवकी 
मुक्तिके लिये उपनिषद्का आरम्भ 
किया जायगा ? इसके सिवा परमात्माका 
एकत्व ग्रतिपादन करनेवालोके मतर्मे 
किसीको परमात्माके एकत्वका उपदेश 
भी क्‍यों दिया जायगा और किस प्रकार 
उसके उपदेशग्रहणका फल होगा ! 
क्योंकि बद्ध जीवके बन्धनका नाश 
करनेके लिये ही इसका उपदेश 
किया जाता है, बन्धन न होनेपर वो 
उपनिषच्छाख्का कोई विषय ही 
नहीं रहता। 

पूर्व ०-ऐसी स्थितिमें तो उप- 
निषद्वादी पक्षके शह्ला-समाघानका 
मार्ग कमकाण्डवादी पक्षके समान ही 
है, क्योंकि जिस प्रकार भेद न होनेपर 
कर्मकाण्ड निरालम्ब (अधिकारि-शूत्य) 
होकर अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं 
कर सकता, उसी प्रकार उपनिषद्‌ 
भी स्वय प्रामाणिक नहीं हो सकती। 
यदि ऐसी बात है, तब तो जिसकी 


ब्राह्मण ९ ] 


शाउरभाप्यार्थ 


8७१ 


कर ८७५ _आई 2४०. नई य कक नह री पक ब्याई<3-फक ब्यरेसप८ न्य्ई>त फरेक व्यास परे नाई 200 नर... यह य-केक, च-2. 23%, 
प्रामाण्ये खार्थविधातो नास्ति। । प्रामाणिकता माननेपर स्थार्थका + 


तस्पेव कर्मकाण्डस्थास्तु प्राम्ता- 


ण्यम्; उपनिषदां तु प्रामाण्य- 


विधात नहीं होता, उस कर्म- 
काण्डकी ही प्रामाणिकता माननी 
चाहिये । उपनिपदोके प्रामाण्यकी 
कल्पना करनेमें तो स्वार्थका विधात 


< (0७५ ५ वेदिति ह् ३ लय 
कल्पनायां खाथविधातो भवेदिति ; होता है, इसलिये उनकी प्रामाणिकता 


| 
मा सृत्मामाप्यम्‌ | न हि कमे-। 


भले ही न हो | कर्मकाण्ड प्रामाणिक 


। होकर अप्रामाणिक नहों हो सकता, 


काएंं प्रम्ाणं सदप्रमाणं भवितु- , 
महेति; न हि प्रदीपः ग्रकावय॑ 
ग्रकाशयति, न प्रकाशयति चेति । 
प्रत्यक्षादिप्रमाणविप्रतिपेधाध-- 
न केवलमुपनिपदो त्रह्मेकत्व॑ प्रति- 
यादयन्त्यः खार्थविधात॑ कर्म- 
काण्डग्रामाण्यविधात॑ च कुबन्ति; 
प्रत्यक्षादि निथ्ितभेदग्रतिपच्यर्थ- 
प्रम्णेथ्व विरुष्यन्ते । तस्माद- 
प्रामाण्यमेवोपनिपदाम्‌; अन्‍्या- 


्थु 
थृता वास्तु; न त्वेद ब्रह्मेकत्व- 
ग्रतिपत्त्यथता । 


क्योंकि उत्तम दीपक अपने प्रकाइय 
पदार्थकी प्रकाशित करता है और 
प्रकाशित नहीं भी करता--ऐसा 
नहीं होता । 


इसके सिवा अभेद-श्रुतियोका 
प्रत्यक्षादि प्रमाणंसि विरोध भी हे | 
ब्रह्मकी एकताका ग्रतिपादन करने- 
वाली उपनिपदें केवल स्वार्थविधात 
और कर्मकाण्डके ग्रामाण्यका विधात 
ही नहीं करतीं, अपि तु निश्चित 
मेदका ज्ञान करनेवाले प्रत्यक्षादि 
प्रमाणोसे उनका विरोध भी है । 
अतः उपनिपदें अग्रामाणिक ही हैं, 
अथवा उनका कोई अन्य प्रयोजन 
हो सकता है, वे त्रह्मका एकत्व 
प्रतिपादन करनेके लिये ही नहीं हो 
सकतीं । 








# राव्दकी शक्तिवृत्तिसे प्रतीत होनेवाले सृष्टयादि भेदका । 


8७२ 


बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


22० बॉस टिक नकरटि23७ बा े:22. च्य्ड 22७ बाई ८2:22 नई 27220 बाई: नव: नये टन 2 बाई (22, 


न; उक्तोत्तरत्वात्‌ । प्रमाणस्य 
हि प्रमाणत्वमग्रमाणत्व॑ वा प्रमो- 
त्यादनानुत्पादननिमित्तम्‌, अं 
न्यथा चेत्सतम्भादीनां प्रामाण्य- 
प्रसज्गाच्छब्दादों प्रमेये । 

किग्वात) ६ 

श्र तावदढुपनिषदो अर) 
यदि नेष॒दो ब्ल्लेकत्व- 
प्रतिपत्तिप्रमाँ कुवेन्ति, कथमग्र- 
माणं भवेयुः 5 

न कुबन्त्येवेति चेच्थाग्रिः 
शीतमिति ६ 

स भवानेवं बद॒न्वक्तव्यः-- 
उपनिषत्म्मामाण्य्रतिपेधाथ भवतों 
वावयप्मुपनिषत्मामाण्पप्रतिषेध॑ कि 


न करोत्येवाभिवों रूपप्रकाशम्‌ 


अथ करोति। 


_ यदि करोति भव वा _ 


पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इसका 
उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। 
प्रमाणकी ग्रमाणता अथवा अग्रमाणता 
प्रमाकी उत्पत्ति करने या न करनेके 
कारण ही होती है, यदि ऐसा न माना 
जायगा तो शब्दादि ग्रमेयमें स्तम्भादि- 
की भी प्रमाणताका प्रसंग उपस्थित 


होगाऋ%। 
पूर्व ०-सो, इससे क्या हुआ * 


पिद्धान्ती-यदिं उपनिषदे ब्ह्म- 
ज्ञानरूप प्रमा उत्पन्न करती है, तो वे 
किस प्रकार अप्रामाणिक होंगी * 


पूर्व ०-किन्तु 'अम्नि शीतल होता 
है? इस वाक्यके समान यदि वे प्रमा 
उत्पन्न करती ही न हों तो * 

कषिद्धान्ती-इस प्रकार बोलनेवाले 
आपसे हमें यह कहना है कि उप- 
निषद्के ग्रामाण्यका प्रतिषेष करनेके 
लिये प्रवृत्त हुआ आपका वाक्य 
उपनिषदूके ग्रामाण्यका निषेव क्या 
नहीं करता है तथा अम्नि रूपको 
क्या प्रकाशित नहीं करता है * 

पू०-करता तो है । 


चसिद्धान्ती-यदि वह उसका 


# स्तम्भादिसे शब्दादिकी प्रमा नहीं होती, किन्तु यदि प्रमाणके लिये प्रभा- 
को उत्पन्न करना आवश्यक न मानें तो उन्हें भी प्रमाण क्यों न माना जाय 


ब्राह्मण ३१ ] 


शाइरमाध्यार्थ 


8७३ 


रपट र्थिएक- बरस: 2०. या 23७, बट नई + 2 बरस न 20, वॉर: 2स्‍७७. बाई: ७ “या 3टक्‍ "कई 3- 


ग्रतिषेधां प्रमाणं॑ भवद्वाक्यम 
अग्निश्व॒ रूपप्रकाशको भवेत। 
प्रतिषेधवाक्यप्रामाण्ये भवस्येवोप- 
निषदां प्रामाण्यम्‌ । अन्न भवन्तो 
ब्रुवन्तु कश परिहार इति 


नन्वत्र प्रत्यक्षा मद्राक्य उप- 
हि धार्थप्रतिपत्ति कप 
निषत्प्रामाण्यप्रतिषेधाथेग्रतिपत्ति- 


सो च रूपप्रकाशनप्रतिपत्तिः 


प्रमा । 

करतहिं भवतः परद्वेपो अद्मे- 
कत्वप्रत्यये प्रमां अत्यक्ष॑ कु्वती- 
पूपनिषत्सपलभ्यमानासु १ अति- 
पेधानुपपत्तेः | शोकमोहादिनिवृ- 
त्तिथ प्रत्यक्ष फर्ल अहोकत्वप्रति- 
पत्तिप्रम्पयेजनितमित्यवोचाम । 
तस्मादुक्तोत्तरत्वादुपनिषद प्त्य- 
प्रामाण्यशक्ा तावन्नासति । 
_.. चौक खार्थविधातकरत्वा- 


गया है। 


ग्रतिषेध करता है. तो उसका प्रतिषेष 
करनेमे आपका वाक्य प्रमाण हो 
सकता है तथा अप्नि भी रूपका 
प्रकाशक हो सकता है | अत, यदि 
आपका ग्रतिषेघक वाक्य प्रामाणिक 
है तो उपनिषदोंकी ग्रामाणिकता होनी 
ही चाहिये।| अब आप बतलाइये 
इसका क्या परिहार हो सकता है १ 
पूर्व ०-यहाँ मेरे वाक््यमे उप- 
निषद्मामाण्यके प्रतिषेषका ज्ञानरूप 
प्रमा तथा अग्नि रूपप्रकाशनका 
ज्ञानरूप प्रमा तो प्रत्यक्ष ही है | 


पिद्धान्ती-तो फिर बद्येकत्वज्ञान- 
में प्रमाको प्रत्यक्ष करती हुईं उपलब्ध 
होनेवाठी उपनिषदोंमे ही आपका 
क्या द्वेष है? क्योंकि उनके प्रामाण्पका 
प्रतिषेध नहीं किया जा सकता । 
तथा हम यह कह चुके हैं कि शोक- 
मोहादिकी निवृत्ति-यह ब्रह्मेकत्वज्ञन- 
की परम्परासे होनेवाला प्रत्यक्ष फल 
है| अतः इसका उत्तर ऊपर दे 
दिया जानेके कारण उपनिषदोंमें 
अप्रामाण्यकी शद्भा तो हो नहीं 
सकती | 


और ऐसा जो कहा कि अपने 


उपनिषदे फल आल अर पक का पप लक आ 4 छिप ता कक अत 
*. “उपनिषदे ब्द्मशनरूप प्रमा उत्पन्न करती हैं? यह उत्तर ऊपर द्या्‌ 


४3७७४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बॉ: 2 व्यएनऋ बक्से बलि व्यय 2 2७ नई 22% नह: 20० नाई 3222 प्याई:>:2% व्याई 4 चाई<०-2, 2, 


दुआमाण्यमिति, तदपि न, तदथ- 
प्रतिपत्तेवाधकाभावात्‌ | न हि 
उपनिषद्धयः--अक्लेकमेवादिती- 
यम्‌। नेव च--इति ग्रतिपत्तिरस्ति; 
यथामभिरुष्णः शीतश्रेत्यसाद्मा- 
क्याहिरुद्वाथंद्रयप्रतिपत्तिः | अ- 
भ्युपगम्य चेतदवोचाम; न तु 
चाक्यग्रामाण्यसमय एप न्‍्याय/-- 
यदुतेकस्य वाक्यस्थानेका्थत्वम्‌ । 
सति चानेकार्थत्वे, खार्थश्र य्यात्‌, 
तद्िघातकृच विरुद्धोज्न्योज्थेः। न 
त्वेतत्‌--वाक्यग्रमाणकानां विरु- 
द्धमविरुद्धं च। एक वाक्यम। अने- 
कमर्थ प्रतिपादयतीत्येष समयः 
अथेंकत्वाड्येकवाक्यता । 


न 


नच कानिचिदुपनिषद्वाक्यानि 
त्र्मेकत्वग्रतिपेध॑ कुवन्ति | यत्तु, 
लोकिक॑ वाक्यम--अभिरुष्णः 
शीतश्रेति,न तत्रेकवाक्यता, तदेक- 


अर्थका विधात करनेवाली होनेसे 
उनकी अगप्रामाणिकता है, सो ऐसी बात 
भी नहीं है, क्योंकि उनसे होनेवाले 
अर्थज्ञानका कोई बाघक नहीं है। 
उपनिषदोंसे यह ज्ञान नहीं होता कि 
ब्रह्म एकमात्र अद्वितीय है भी और 
नहीं मी है, जिस प्रकार कि “अग्नि उष्ण 
और शीतल भी होता है? इस एक ही 
वाक्यसे दो विरुद्ध अर्थोंका ज्ञान होता 
है । तथा यह समझकर ही हम 
ऐसा कह चुके हैं कि वाक्‍्यकी प्रामा- 
णिकताके समय एक वाक्यके अनेक 
अर्थ मानने उचित नहीं हैं । यदि 
वाक्यके अनेक अर्थ होंगे तो एक 


| उसका अपना अर्थ होगा और दूसरा 


उसका विधात करनेवाढा अर्थ होगा। 
(एक ही वाक्य बहुत-से विरुद्ध और 
अविरुद्ध अर्थोका भी प्रतिपादन 
करता है? यह वाक्यको प्रमाण 
माननेवालोंका सिद्धान्त नहीं है, 
क्योंकि भर्थकी एकता होनेसे ही 
सबकी एकत्राक्‍्यता होती है। 


कोई-कोई उपनिषद्दाक्य ब्ह्मकी 
एकताका प्रतिषेष करते हों-ऐसी 
भी बात नहीं है | “अम्नि उष्ण और 
शीतल भी होता है? यह जो छौकिक 
वाक्य है, वहों एकव्राक्यता नहीं होती, 


ब्राह्मण १ ] 


शाडरभाष्याथ 


४७५ 


बॉ 2स्‍% "कई: जे :2)ऋ न्योदे 24% या 2-2, व्यो--3, व्यदे>८22क नहा: व्याई-क, नये: 2%, नि वॉर: 2, 


देशस्य प्रमाणान्तरविषयानुवादि- 
त्वात्‌ । अग्निः शीत इत्येतदेकं 
वाक्यम; अभिरुष्ण इति तु प्रमाणा- 
न्तरानुभवसारकम्‌, नतु खयमरथा- 
वबोधकम्‌ । अतो नाप्रिः शीत 
इत्यनेनेकवाक्यता, प्रमाणान्त- 
रानुमवसारणेनेवोपक्षीणत्वात्‌। 
यत्त. विरुद्धाथ्रतिपादकमिदं 
वाक्यमिति मन्यते, तच्छीतोष्ण- 
पदाभ्याम्‌ अग्निपद्सामानाधिक- 
रण्यप्रयोगनिमित्ता आन्ति: न 
त्वेषेकसय वाक्यस्यानेकार्थत्व॑ लो- 
किकस्य वेदिकसस वा । 

यज्चोक्त॑ कमकाण्डप्रामाण्य- 
कर्मकाण्डप्रामा- विधातकृदुपनिषद्धा- 
'ोपपादनन ज्यम्रिति, तन्न; 


अन्याथत्वात्‌ । बद्लैकत्वप्रतिपाद- 


क्योंकि उसका एकदेश ग्रमाणान्तरके 
विषयभूत अर्थका अनुवाद करनेवाला 
है। “अग्नि शीतल होता है? यह एक 
वाक्य है और “अग्नि उष्ण होता है? 
यह ग्रमाणान्तरसे प्राप्त हुए अनुभवका 
अनुवादक है, स्वयं किसी विशेष 
अर्थका द्योतक नहीं है | अतः “अग्नि 
शीतल होता है? इस वाक्यसे उसकी 
एक्वाक्यता नहीं है, क्‍योंकि वह 
प्रमाणान्‍्तरसे होनेवाले अनुभवकी 
स्पृति कराकर ही समाप्त हो जाता 
है। और ऐसा जो माना जाता है 
कि यह वाक्य विरुद्ध अर्थोका प्रति- 
पादन करनेवाछा है, वह शीत और 
उष्ण पदोका अग्निपदके समानाधि- 
करणरूपसे प्रयोग होनेके कारण उत्पन्न 
हुई भ्रान्ति है | वास्तवमें तो लोकिक 
हो अथवा वैदिक, एक वाक्यके अनेक 
अर्थ हो ही नहीं सकते । 

और ऐसा जो कहा कि उप- 
निषद्वाक्य कर्मकाण्डकी ग्रामाणिकता- 
को नष्ट करनेवाले हैं, सो यह बात 
नहीं है, क्योकि उनका तात्पर्य तो 
दूसरा है। त्रह्मकी एकताका प्रतिपादन 


करनेवाली उपनिषदे अभीष्ट अर्थकी 


नपरा द्युपनिषदों नेशसथथप्राप्तो | प्राप्तिक लिये साधनके उपदेश तथा 








१. तात्पर्य यह है कि वस्तुतः यह किसी प्रमाका उत्पादक नहीं है । 


४७६ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बन कर नई (7240७ नई 2:20, व 3८०), व्याद>- कन्या ०८24७ व्याई >> नया: ब्यॉर्टकट बाप) 2. ब्यई 
साधनोपदेश तसिनवा पुरुषनियोगं | उसमें पुरुषके नियोगका निवारण 
नहीं करतीं, क्योंकि उनके अनेक 
वारयन्ति, अनेकार्थत्वानुपपत्तेरेव | | अर्थ होने सम्मत्र ही नहीं हैं | 


न च कृपकाण्डवाक्यानां खार्थे | तथा कमकाण्डसम्बन्धी वाक्योंकी 


जी णे स्त्रार्थम प्रमा उत्पन्न न होती हो-ऐसी 
पा अतायारां | २ थी नहीं है । यदि कोई वाक्य 


चेत्खाथें प्रमाप्रुत्पादयति वाक्यम्‌, | अपने असाधारण अर्थमें प्रमा उत्पन्न 


अंग विशेधा लोक) करता है तो उसका दूसरे वाक्‍्यसे 
डे पल विरोध क्यों होगा ! 


त्रत्मेकत्मे. निविषयत्वात्ममा | पूर्व०-यदि कहे ब्ह्मकी एकता 


क वेति चेव ? | माननेपर तो कर्मकाण्डपरक वाक्योंका 
लच्त एवत चंद । कोई विषय ही नहीं रहता, इसलिये 
प्रमा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, तो ? 

न, प्रत्यक्षत्वाग्ममायाः || क़िद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि उनसे ग्रमाका होना तो प्रत्यक्ष 


९4 रण ए साभ्यां ३ 0 ७० 
दशपूणमा खगकामो 
है । “स्वगंकी इच्छावाछा दर्श और 


यजंत” 'ब्राह्मणो न हन्तव्य»” | पूर्णमास यज्ञोंद्यार यजन के” 
ब्राह्मणका वध नहीं करना चाहिये” 
इत्यादि ऐसे ही वाक्योंसे प्रमा प्रत्यक्ष 
जायमाना; 'सा नेंब भविष्य॒ति, | उत्पन्न होती देखी जाती है 
यद्ुपनिषदो त्रह्मेकत्व॑ वोधयिष्य- | _ निदे अह्की एकताका ज्ञान 
करायेंगी तो वह नहीं होगी? यह तो 
न्‍त इत्यनुसानम्‌; न चानुसानं | अनुमान है| और प्रत्यक्षसे विरोध 
प्रत्यक्षबिरोधे ग्रामाण्यं॑ लमभते; | रोनेपर अजुमानकी ग्रामाणिकता नहीं 
तसादसदेचैतद्ीयते रह सकती | इसलिये यह कहना 
ते  अमवर्न॒त्प- | कि उनसे प्रमा ही उत्पन्न नहीं होती 


चत इति | अपि च यथाग्राप्रस्थैव | -असत्‌ ही है | अपि ठ॒ जो पुरुष 


श्त्यवमांदवाक्यस्यः पत्यक्षा प्रमा 


ब्राह्मण २ | 


शाडूरसाष्यार्थ 


399 


कॉल नया: क न नि "आई 09७ नहा >-2७- जाई “८2% व्याई>2% नआई>:2 ५७ को **2;७ ब्याई:-:0% "या. अेक, 


अविद्याप्रत्युपश्चापितय क्रिया- । 


कारकफलस्थाश्यणेन. इष्टा- 
निश्ग्राप्तिपरिहारोपायसामान्ये प्र- 
वृत्तय तद्विशिषमजानतः तदा- 
चथ्षाणा श्रुतिः क्रियाकारकफल- 
भेदस्य लोकप्रसिद्स सत्यताम- 
सत्यतां वा नाचष्टे न च वार- 
यति, इश्टानिश्फलप्राप्तिपरिहारो- 
पायविधिपरत्वात्‌ । 

यथा काम्येषु ग्रवृत्ता श्रुतिः 
कामानां.. मिथ्याज्ञानप्रभवत्वे 
सत्यपि यथाप्राप्तानेव कामालु- 
पादाय तत्साधनान्येव विधत्ते; न 
तु कामानां सिथ्याज्ञानप्रभवत्वा- 
दनथरूपत्व॑ चेति न विदधाति । 
तथा. नित्याप्निहोत्रादिशास्रमपि 
मिथ्याज्ञानप्रभव॑क्रियाकारकभेद॑ 
यथाग्राप्तमेवादाय 
प्राप्तिमनिष्टविशेषपरिहारं वा किमपि 
प्रयोननं पर्यदमिहोत्रादीनि 
कमाणि विध्ते। नाविद्यागोच- 


इष्टविशेष- | 


अविद्याद्वारा ग्रस्तुत किये हुए यथा- 
प्राप्त क्रिया, कारक और फलका 
आश्रय करके इश्प्राप्ति और अनिष्ट- 
निवृत्तिके सामान्य उपायमें ग्रवृत्त है 
तथा उसका विशेष उपाय नहीं 
जानता, उसे वह ( विशेष उपाय ) 
बतलानेवाली श्रुति छोकप्रसिद्ध क्रिया, 
कारक और फलमेदकी संत्यता एवं 
असत्यताका न तो ग्रतिपादन ही 
करती है और न निषेष ही, क्योंकि 
वह तो इष्टप्राप्ति और अनिश्टनिवृत्तिके 
उपायका विधान करनेमें ही तत्पर है। 
जिस प्रकार काम्यकर्मोमें प्रवृत्त 
हुई श्रुति कामनाओंके मिथ्याज्ञान- 
जनित होनेपर भी यथाग्राप्त कामनाओं- 
को ही लेकर उनके साधनोंका ही 
विधान करती है “कामनाएँ मिथ्या- 
ज्ञनजनित होनेके कारण अनर्थरूप 
हैं? ऐसा विधान नहीं करती | इसी 
प्रकार अ्निद्ोत्राद नित्यकर्मोंका 
निरूपण करनेवाला शात््र भी मिथ्या 
जशानजनित यथाग्राप्त क्रिया, कारक 
और फलरूप भेदको ही लेकर इष्ट- 
विशेषकी प्राप्ति और अनिश्टविशेषके 
परिहाररूप किसी प्रयोजनको देखकर 
अग्निहोत्रादि क 
है। 


83८ 


बृहद्ारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्कॉजिर४- बल वा 2: एप स्‍७ बयान 23 नया, व्याके:2, न 2, नाई 32: व्याई2क्‍0, बह ७, 


रासइस्तुविषयमिति न अवतेते; 


यथा काम्येषु । 


न च पुरुषा न प्रवर्तेरन्नविद्या- 


बन्तः, रृष्टत्वाद्यथा कामिनः । 


विद्यावतामेव कर्माधिकार इति 
चेत्‌ ६ 
न, बद्येकत्वविद्यायां कमो- 


धिकारविरोधस्योक्तत्वात्‌ । एतेन 
त्र्मेकत्वे निर्विषयत्वादुपदेशेन त- 
दुग्रहणफलाभावदोषपरिहार उक्तो 
वेद्तिव्यः । 
पुरुषेच्छारागादिवेचित्यान्च-- 
अनेका हि पुरुषाणामिच्छाः, रागा- 
दयश्च॒ दोषा विचित्राः ततश् 
वाह्मविषयरागाद्यपहतचेतलो न 
निवर्तयितु 


शासन गक्तम: 


नापि खमभावतो वाह्यविषयविरतक्त- 


असहस्तुसे सम्बन्ध है, इसलिये उनका 
विधान न करता हो-ऐसी बात 
नहीं है, जैसा कि काम्य-कर्मोके 
विंषयमें भी देखा गया है | 


अविद्यावान पुरुषोंकी उन कमोंमें 
प्रवृत्ति न होती हो-ऐसी बात भी 
नहीं है, क्योंकि सकाम पुरुषोंके समान 
उन्हे भी ग्रवृत्त होते देखा ही गया है। 

पूर्व ०-कर्मका अधिकार तो 
विद्यनोंको ही है--ऐसा कहें तो 

सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि ब्रह्मकी 
एकताके ज्ञानमें कर्माधिकारका विरोध 
तो बतलाया जा चुका है। इसीसे 
यह जान लेना चाहिये कि ब्रह्मकी 
एकता सिद्ध होनेपर कोई विषय न 
रहनेके कारण कर्मकाण्डके उपदेशसे 
उसका ग्रहणरूप फल नहीं हो 
सकता---इस दोषका परिहार बता 
दिया गया है। 

पुरुषोंकी इच्छा एवं रागादिका 
भेद रद्दनेके कारण भी [ कर्मकाण्डके 
उपदेशकी सार्थकता सिद्ध होती है ]। 
पुरुषोंकी अनेकों इच्छाएँ हैं. और 
रागादि तरह-तरहके दोष हैं, अत. 
जिनका चित्त बाह्य विषयोके रागसे 
आकर्षित है, उन्हें उससे निद्ृत्त 
करनेमें शात्र समर्थ नहीं है । इसी 
तरह जिनका चित्त स्रभावसे ही 
बाह्य विषयोंसे विस्‍त्त है, उनको 


ऋ्राह्मण १ ] शाउइरमभाष्यार्थ ४७९ 
3-2 जऑर्टि ० ब्गर्सि ऑर्टि: 2७ ब्ररट?3०७ न 02७७- व ६73७ "रा: 202 “कर 70० कक ४०: बर्फ, 
चेतसो विपयेषु प्रवतेयितुं शक्तम्‌; | विषयोमें प्रदत्त करनेमें भी शा्र समर्थ 
नहीं ऐ | किन्तु शाससे तो इतना ही 
होता है कि यह इष्साघन है और यह 
मिए्टसाधनमिद मनिष्टसाघनमिति | अनिष्टततावन-इस प्रकार केवल साध्य- 


किन्तु शास्रादेतावदेव भवति-इंद्‌- 


साध्यसाधनसम्बन्धविशेषाभिव्य- साधनके सम्बन्धविशेषकी अभिव्यक्ति 
कह रन जी आकर 'ही होती है, जिस प्रकार कि 
क्‍क्त+-प्रदापादवत्तम्ात्त रूपाद- । अन्धकारमें. दीपकादिसे रूपका 
ज्ञानम्‌। नतु शास्त्र भ्रृत्यानिव | गाते होता है । शात्र अपने सेवकोकि 

88 2220. 402 | समान किसीको बलात्कारसे प्रद्ृत्त 
वबलानवतयात नयाजयात वा॥ या निषृत्त नहीं करता, क्यो, 
दश्यन्ते हि युरुपा रागादिगारवा- | रागादिकी अधिकता होनेपर छोग 
च्छास्मप्यतिक्रामन्तः । तसात्‌ | शात्रका उलंदन करते भी देखे 

तिवैचित्यमपेः | जाते हैं; अतः पुरुषोंकी बुद्धिकी 
52200 अप कक कह विचित्रताको दृष्टिमं रखकर शात्ष 
साधनसम्बन्धविशेषाननेकधोपादि- , अनेक प्रकारसे साध्य-सावनरूप 
शति | सम्बन्धविशेषोंका उपदेश करता है। 


तहो अपनी-अपनी रुचिके अनुसार 


तत्र पुरुषाः खयमेव यथा- 
रुचि साधनविशेषेषु अवतन्ते, पुरुष स्त्रय ह्दी साधनविशेषोंने प्रबत्त 
होते हैं | शात्र तो सूर्य और 


शाल्तें तु सवितमदीपादिवदुदास्त | दीपकादिके समान उदासीन ही 
एवं । तथा कस्मचित्परोडपि पुरु- रूता है । इस प्रकार किसीको 


पा्थोंड्पुरुपारथथद्वभासते; यस्थ | "एम पुरुषार्थ भी अपुरुषार्थक समान 


भासता है, जिसको जैसा भासता 
यथावभासः, स तथारूप॑ कर । 
! स तथारूप॑ पुरुषार्थ है, वह तदनुरूप ही पुरुषाथ देखता 


पर्यति; तदलुरूपाणि साधनान्यु- | है और उसके अनुसार ही साधन 
पादित्सते। तथा चार्थवादोषपि--- | अहण करना चाहता है| इस 





४८० बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्य्ड लग 2० न ८2 बाई: नया 2-2: व्याई ०८244 बाई <> ८2 नया आना: बयाई 72%, न्याई>:2स्‍, बह बह 2क, 
“त्रयाः ग्राजापत्याः प्रजापतो | में “प्रजापतिके तीन पुत्रोंने अपने पिता 
पितरि ब््नचर्यमूषुः”” (ब्रृ० उ० प्रजापतिके यहाँ ब्रह्मचर्य वास किया? 
इत्यादि अर्थवाद भी है | अतः अल्नकी 
एकताको सूचित करनेवाले वेदान्त- 
वाक्य विधि-शाखत्रके बाधक नहीं हैं | 
इतनेहीसे विधिशास््र निर्विषय नहीं हो 
सकता और न उपर्युक्त कारकादि भेद- 
वाल विधिशात्र ब्रह्मकी एकताके ग्रति 
उपनिषदोंके ग्रामाण्यको ही निवृत्त 
कर सकता है, क्योंकि श्रोत्रादि 
इन्द्रियोंक समान सब प्रमाण अपने- 
अपने विषयमें प्रबल होते हैं । 


यहाँ अपनेको पण्डित माननेवाले 
कोई-कोई पुरुष [ शाख्रगम्य ऐक्यको 
स्वीकार करनेपर ] अपनी वुद्धिके 
अनुसार समस्त ग्रमाणोको एक-दूसरेके 
विरुद्ध समझते हैं. तथा तरह्मगी 
एकता माननेमें प्रत्यक्षादि प्रभाणंकि 
विरोधकी भी शड्ढा करते हैं-- 


बंब्द देय किले अवाशिर श्रोत्रादि इन्द्रियोके विषयभूत जो 
वदादयः कल श्रत्रादविषया |. है, वे तो प्रत्यक्ष ही 


५। २। १ ) इत्यादिः । तसान्न 
ब्रह्मेकत्व॑ ज्ञापयिष्यन्तों वेदान्ता 
विधिणशास्र्य वाधघकाः । न च 
विधिशा्रमेतावता निविषय स्यात! 
नाप्युक्तकारकादि भेद॑ विधिशास्र- 
मुपनिषदां ब्रक्मेक॒त्वं प्रति ग्रामा- 
ण्य॑ निवर्तयति | खविषयशूराणि 
हि पम्ाणानि, भ्रोत्रादिवत्‌ । 


तत्र पण्डितम्मन्याः केचित्ख- 


अद्दौकत्वमा- चित्तवशात्सवे प्रसा- 
श्िप्पते पमितरेतरविरुद्ध 


5 (४ ७ 


मन्यन्ते, तथा प्रत्यक्षादि विरोध- 


दस सकअम-»»»«»मसक«>कललन-+-+ नम ज>-+-न टिक सनक ले नन-+-+ननननन+++-म >> के कल कक >र>$०+क--म >> पर कक सनक» “सं म«न्भनकन्‍»क- से फकनमने न -+ 5०३२-२० -+ ५-० +--+न-प >पर>-ननजननननान++ से “न लन न 


मपि चोदयन्ति ब्रह्मेकत्वे-- 


भिन्नाः अत्यक्षत उपलम्यन्ते, | मिन्न-मित्न उपलब्ध होते हैं | 


->>-+++++ 








१. प्रजापतिके तीन पुत्र देवता) मनुष्य और दानव प्रजापतिसे उपदेश 
अहण करनेंके लिये गये | प्रजापतिने उन तीनोंको 'द', दा, दो ऐसा कईकर 
एक ही गव्दसे उपदेश किया | उन तीनोंने अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुतार उत्के 
“दमन करो”, दान करो? और “दया करो? ये तीन अर्थ कर लिये | इस प्रहार 

यह अर्थवाद इस उपनिषद्के पश्चम अध्याय द्वितीय त्राह्षणमें है । 


आय, 


शादरवाप्याय 


3८१ 


>> जे >. > 
अकाल. नया. .९...कक- पका जे.आ०७ "्याक_ "3, :क७ जाए“). आान आह" फेल “३० ० वन ० 30७. व्यक +२ ० 39 2 3.० ३० आज. 2-३, 
६ 


प्रप्नेकन्य॑ शरयता प्रत्यक्षिगधः 
साव ; तथा ओयादिलिः शाद्धा- 
युपतब्धर' झतार्थ पमोधमगो: 


री 


प्रनिश्गिर भिन्ना जनुमीयस्ते 
संसाग्णि: तय अग्नेकत्ये अयता- 
मनुमानयिरेधभ । तथा च 
भागमयिसेध यदुस्ति--""साम- 
कापी यजेत” “प्यक्कामो बजत'' 
“म्वगक़ामो बजे" उन्वेयमादि- 


वाय्वेस्यों थ्रामपशुस्थगांदि झ्ामा- 


स्तन्मावनाथ नुष्ठातारथ भिन्ना 


अयगम्वन्ते । 


अम्रोच्यते--ते तु कुतकदपि- ! 


रे दि रन 


तास्त-करणा ताज" 


यस 
णादिबरणापसदा अनुकम्पनीया 
आगमाव॑बिन्छिन्नमम्पदायबूद्व 
इति | क्थम्‌ ? श्रोत्रादिदांगः 
गब्दादितिः प्त्यक्षत उपलबम्ध- 
मा्नेत्रक्षण एकत्व॑ पिरुष्यत इति 
वदन्तों वक्तव्याः--क्ति शब्दा- 


बु० उ० दे३--६२-- 





॥ अभी एकता बतलानेयाले 
भैक्याका प्रवत प्रमाणने चिरोब 
४ 


हक 


अद होता ४ | उसी प्रकार ओन्नादि- 


पे अश्यातका उपर्या आरमाजे 


एव पर्का लव छा अनुर्ठान करनेवाले 
पदागी भी। नी अप्येक्र शगैरे भिन्न- 
बस ऐसा सनुतान होता है | 
'« निर्िन 4 प्रकी एकता बतलाने- 
धठ आज्वायय >नुमान प्रमाणते भी 


, (44 / | ह॒ैखा तर 4 उनका 


एव प्रमाजग भी भव अतसाते ४, 
: कक ; लआामकी कामनाताछा 
घ. कर, >पशुकी कामनायाला यज्ञ 
करेए, धतत्गी कामनायाला यज्ञ 
हर इत्यादि गत््योद्ारा ग्राम, पद्ञु 
"रे स्वेभ्फी कामनायाले तथा उनके 
साउनोका अनुष्ठान करनेवाले पुरुष 
सिन्न-निन्न नान पते ८ । 


अब उसके उत्तरमें कहा जाता 
“-कुनर्कके कारण जिनके अन्त - 
करण दूषित एं तथा जिनकी बुद्धि 
बेदार्थपिपयक सम्प्रदायसे दूर है, ऐसे 
त्रेये आ्राक्षणादि वर्णाचम दयाके ही 
पात्र € | सो कैसे *--श्रोत्रादि 
दरोंसे प्रत्यक्ष उपलब्ध होनेवाले 
शब्दादिसे अक्षकी एकताका विरोध ' 
हँ-इस प्रकार कहनेवाले उन पुरुषो- 
से यह कहना चाहिये कि क्‍या 


४८२ 


बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बिकने 3- कई, वाई 32% ना: "गई: नया, न >23% नया 32% न्का <+2७, बऋ+ 20. आ 5)... 


दीनां भेदेनाकाशेकत्व॑ विरुध्यत 
इति; अथ न विरुद्धयते। न तहिं 
प्रत्यक्षविरोधः । 

यच्चोक्त प्रतिशरीरं शब्दाद्युप- 
लब्धारों धर्माधमंयोथ कतारो 
भिन्ना अनुमीयन्ते, तथा च बहो- 
कत्वेज्ुमानविरोध इति;। भिन्ना 
केरलुमीयन्त इति ग्रष्टव्याः अथ 
यदि _ 
लैरिति--के यूयमनुमानकुशला 
इत्येवं पृष्टानां किमुत्तरस । 

शरोरेन्द्रियमनआत्मस च 
प्रत्येकमलुमानकौशसप्रत्याख्याने, 


शरीरेन्द्रियमनःसाधना आत्मानों 


वयमनुमानकुशलाः, अनेककारक- 
साध्यत्वात्कियाणामिति चेव ? 
+' 0 नकोशले ज 
एवं तह्य॑नुमा भवतामने- 


शब्दादिके मेदसे आकाशकी एकता- 
का भी विरोध है * यदि उसका 
विरोध नहीं है तो प्रत्यक्ष प्रमाणसे 
[ ब्रह्मैकत्व॒ प्रतिपादन करनेवाले 
वाक्योंका ] विरोध नहीं हो सकता। 


और ऐसा जो कहा कि प्रत्येक 
शरीरमें शब्दादिको उपलब्ध करनेवाले 
तथा धर्माधर्मका अनुष्ठान करनेवाले 
भी भिन्न-भिन्न ही अछ्ुमान किये 
जाते हैं, इसलिये ब्रह्ममी एकता 
माननेपर अनुमानग्रमाणसे विरोध 
होगा, सो यह पूछना चाहिये कि वे 
भिन्न-भिन्न हैं---इसका अनुमान कौन 
करता है £ इसपर यदि वे कहें कि 
अनुमान करनेमे कुझल हम सब लोग 
ही इसका अनुमान करते हैं, वो 
अनुमान करनेमें कुशल तुम कौन 
हो » इस ग्रकार पूछे जानेपर तुम्हाग 
क्या उत्तर होगा ? 

पूर्व ०-शरीर, इन्द्रिय, मत और 
आत्मार्मेंसे क्रमशा, एक-एकमे अनुमाव- 
कौशलका निपेष किये जानेपर जो शरी९ 
इन्द्रिय और मनरूप साधनोंवाले हम 
आत्मा हैं, वे ही अनुमान करनेमें कुशाड 
हैं, क्योंकि क्रियाएँ अनेक कारकी- 
द्वारा साध्य होती हैं, ऐसा कहें तो / 

पिद्धान्ती-यदि ऐसी वात हैं, 


घाझण २ ] शाउरभाष्याथे ४८३ 
फंत्वप्रसतूः: अनेकफ्रास्कसाध्या | तत्र तो अनुमानकी कुशल्तामे तो तब 


भवद्धिरेवाभ्युपगतम्‌ । | आपकी अनेकताका ग्रसग उपस्थित 
क्रियात भवा हखाभ्युपणतम्‌ । | जता है | क्रिया अनेक कारकों- 


तम्रानुमानं च क्रियाः सा शरी- | द्वारा साध्य होती है--ऐसा 
बिग लममन रड तो आपने ही स्वीकार किया है। 
द्रयमनभआात्मस *« फीरेिका ' बता अनुमान भी क्रिया ही हैं। 
रात्ममतेका नियत्यंत इत्येत- उसके ग्रिपयमे आपकी यह प्रतिज्ञा 
जि चयमलुमान दे कि आत्मा जिसका कर्ता है, ऐसी 
तातम्‌ । तेत्र वयमचुमान- -ह जिया शरीर, इस्दिय, मन और 
फुशला टत्येवं बदद्धिः--शरीर- आत्मारूप कारकोंद्ारा निष्षन्न होती 
नम मा्िलों आत्मानेः ' | ऐसी स्थिति 'हुम अलुमान- 
, कुशल ६? ऐसा कहकर आप यह 
ग्रत्यक बयमनेक हत्यस्यपगत॑ स्वीकार कर लेते हे कि हम प्रत्येक 
अहो अनुमानकौगलं शरीर, इन्द्रिय और मनरूप साथन- 
साव्‌ । अद्दा अलुमानकोशलं | बाले आत्मा अनेक हैं । अहो | 
दर्शितमपुच्छमड्डेस्ताफिकबी- | जिनके सीग और पूँछ नहीं है, ऐसे 
बा मा गातितग व नाता 
अनुमानकीशल दिखलाया | जो 
मे कयं मृठस्तद्वतं भेदमभेदं वा आत्माकों ही नहीं जानता वह मूढ 
जानीयाव्‌ | पुरुष किस प्रकार उसके भेद या 
' अभेदकोी जान सकता हैं * 
तत्र किमनुमिनोति * केन वा | ऐसी स्थितिमे वह क्या अनुमान 
करता है ओर किस लिड्के द्वारा 
लिड्वेन * न झात्मनः खतो भेद- करता हैं ” आत्माका अपनेसे भेद 





ग्रतिपादक क्रिश्विल्िद्ठमस्ति, येन | 2तिपादन करनेवाला कोई ल्छ्वि तो 
| है नहीं, जिस लिझ्कके द्वारा कि 


लिड्वेनात्मभेद॑ साधयेत्‌; यानि वह आत्माओका मेद सिद्ध कर 
सके । जिन नाम-रूपबान्‌ लिज्ञोंका 
आत्ममेद सिद्ध करनेके लिये उलछेख 
रूपबन्त्युपन्यस्यन्ति, तानि नाम- | व्यि। जाता है, वें तो आकाशकी 


लक्भान्यात्ममद्साधनाय नाम- 


४८७ 


वृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्क(>%, कपडे: फ, नाई जि नई फ न्याई >> बय2:2५%- च्याए: 2:38 या: १, ब्याई>2:%, व्या >:2, नया: आफ, 


रूपग॒तान्युपाधय 
घटकरकापवरकभूच्छिद्राणोवा- 

काशस्य | यदाकाशय भेदलिडु 
पर्यति, तदात्मनोजपि भेद- 
लिड्ं लभेत स& न झ्ात्मनः 
प्रतो5पि के 
किकशतेरपि भेदलिझ्ञमात्मनो 
दर्शयितुं शक्यते; खतस्तु दूराद- 
पनीतमेच। अविषयत्वादात्मनः । 
यद्यत्पर आत्मघर्मत्वेनाभ्युपगच्छ- 
ति, तस्य तस्य नामरूपात्मकत्वा- 


भ्युपगमात्‌ ,नामरूपास्यां चात्मनो- 


अ्यत्वाभ्युपगमात्‌, “आकाशो वे 
नाम नामरूपयोनिवंहिता ते 
यदन्तरा तद्ह्म/ (छा० उ० ८। 
१४ । १) इति थ्रुतेः “नामरूपे 
व्याकरवाणि” ( छा० उ० ६। 
२३।२) इति च । उत्पत्ति 
प्रलयात्मके हि नामरूपे, तहिल- 


एवा[त्मनों | उपाधि घठ, कमण्डलु, अपवरक 


( झरोखा ) और मूछिद्वके समान 
आत्माकी नाम-रूपगत उपाधियाँ ही 
हैं| यदि वह आकाशके भेदका 
अनुमापक रछिलद्ठ देखता है तो आत्मा- 
के मेदका लिज्ञ भी पा सकता है | 
किन्तु अन्य (उपाधियों) से भी 
आत्माका भेद माननेव्राले सैकडों 
तार्किकोंद्रारा भी आत्माके भेदका 
वास्तविक लछिल्ठल नहीं दिखाया 
जा सकता है, खत. तो भात्मामें भेद 
होना दूरकी ही वात है, क्योंकि 
वह किसीका विषय नहीं है, पूर्व- 
पक्षी जिस-जिसको आग्माके धर्मरूपसे 
स्वीकार करता है, उसी-उसीको नाम- 
रूपात्मक माना गया है और 
४आकारशा ( ब्रह्म ) ही नाम एव 
रूपका निर्वाह करनेवाढ्ा है, ये 
जिसके अन्तर्गत हैं, वह अह्म है!” इस 
श्रुतिसि तथा “मै नाम-रूपोंको व्यक् 
करूँ”? इस वाक्यसे भी नाम और 
रूपोंसे आत्माका अन्यल स्त्रीकार 
किया गया है | नाम और रूप ही 
उत्पत्ति एवं प्रठ्यरूप हैं. तथा अं 


क्षणं च बह्म--अतोष्लुमानस्ये- | उनसे भिन्न है, अत अबुमानका 





शव जि मल अ अक 


+ तात्यय॑ यह है कि आत्मार्मे औयाधिक और स्वाभाविक दोनों दी ग्रकार- 


का भेद नहीं हो सकता । 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


छटए 


जब जया. जा पक, जा 2 नाक लक न्य2:-30 बकाए*--आ० न्य८० 3 आफ 3230, आकर >2:% न >- 2 


वाविषयत्वात्कुतोडलुमानविरोधः १ | विषय ही न होनेके कारण अनुमानसे 


एतेनागमविरोधः. प्रत्युक्तः | 
यदुक्तं ब्रह्मक॒त्वे यस्मा उपदेशः, 


यरय चोपदेशग्रहणफलम्‌/तद भावा- 
देकत्वोपदेशानथक्यमिति, तद॒पि 
न, अनेककारकसाध्यत्वात्किया- 
णां कश्रोद्यो भवति । एकसिन्त्र- 
क्षणि निरुषाधिके नोपदेशः, नोप- 
देश, न चोपदेशग्रहणफलम्‌ : 
तस्तादुपनिषदां चानथक्यमित्ये- 
तदभ्युपगतमेव । अथानेककारकः 
विषयानथक्य॑ चोद्यते-न/ खतो- 
अ्भ्युपगमव्रिधादात्मवादिनाम्‌ | 
तस्रात्ताकिकचाटमटराजाप्रवेश्यम्‌ 


उसका विरोध कैसे हो सकता है ० 
इससे शास्रतिरोधक। भी परिहार कर 
दिया गया |# 

ऐसा जो कहा कि ब्रह्मकी एकता 
स्वीकार करनेपर तो जिसको उपदेश 
किया जायगा और जिसे उपदेशग्रहण- 
का फल होगा, उन दोनोका अभाव होने- 
के कारण उसकी एकताके उपदेश- 
की व्यर्थता ही सिद्ध होगी, सो ऐसी 
बात भी नहीं है, क्योकि क्रियाएँ तो 
अनेक कारकोद्वारा निष्पन्न होनेवाली 
होती ही हैं, अत इस विषयमें किससे 
प्रश्ष॒ किया जा सकता है। एक 
निरुपाधिक ब्रह्ममे तो न उपदेश है, न 
उपदेश है और न उपदेशग्रहणका फल 
ही है। अत. [त्रह्मका ज्ञान हो जानेपर 
एकत्वोपदेशके साथ ही ] सम्पूर्ण 
उपनिषदोकी भी व्यर्थता सिद्ध होती 
है; और यह हमें भी मान्य ही है। 
यदि [ ब्रह्मज्ञानके पहले भी ] अनेक 
कारकोंके विषयमूत उपदेशको ब्यर्थ 
बतावें तो ठीक नहीं है, क्योंकि इस- 
का तो स्वयं आत्मज्ञनियोंके मतसे 
विरोध है [| अत यह अल्पबुद्धि 
पुरुषोंके लिये अगम्य और शाल्र एवं 


अभय दुर्गमभिदसव्पबुद्धयगम्यं । गुरुकी छपासे रहित पुरुषोंद्ारा दुर्भेय 
# क्योंकि औपाधिक भेदसे व्यवहार होना तो उम्भव है ही ! 


एकत्वके 
फकत्वक 


प॑ यहाँ जो 





उपदेझको व्यर्थ बताया गया है; इतके दो अभिप्राय 


हो सकते ई--शक तो यह कि क्रियाएँ अनेक कारकोंदारा चाध्य होती हैं, अतः 


४८६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्याज, बाई ८2% ययाई ०2%, 'याई ०-22, नह: 2-2 ब्याज ब्याई:-2)%, व्याई ८ #- व्याई ०८2), प्यक2 फ >0:0., आए, 
शासत्रगुरुपसादरहितैथ, “करत | अभय दुर्ग तार्किक-चाठभटराजोंके 
मदामदं देव॑ मदन्‍्योज्ञातुमईति” | टिये अवेशयोग्य नहीं है। 

“उस सहर्ष और हर्षरहित देवको 


सा हर हे है 2: 2 के ० मेरे सिवा और कौन जान सकता 
देवेर्रापि विचिकित्सितं पुरा” | ह », «इस विषयों पूर्वकारं 
(क० उ० १। १।२१) “नेषा देवताओंने भी सदेह किया था,” “यह 
तर्केण मतिरापनेया/' ( क० उ० | बुद्धि त्कद्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं 








उपदेशरूप क्रिया भी अनेक कारकोंद्वारा साध्य होनेके कारण एकत्वका उपदेश 
उपपन्न नहीं हो सकता | दूसरा अमिप्राय यह हो सकता है कि जब ब्रह्म एक और 
नित्य मुक्तस्वरूप है तो उसमें कभी भी द्वैतरूप बन्धन न होनेंके कारण मुक्तिके 
लिये एकत्वका उपदेश निरथंक है | इनमेंसे पहले अमिप्रायके अनुसार एकत्वके 
उपदेशको निरथर्थक बताया गया है--ऐसा यदि कोई कह्दे तो उसके विरोधमें तिद्धान्ती 
कहता है--'तदपि न? इत्यादि । अर्थात्‌ उक्त अमिप्रायसे एकत्वोपदेशको निर्थंक 
नहीं बताया जा सकता, क्योंकि क्रियाएँ तो अनेक कारकोंद्वारा निष्पन्न होनेवाली 
है ही, इसके लिये किससे प्रश्न किया जाय--कौन उत्तरदायी होगा ? इस अनेकता- 
को ही दूर करनेके लिये तो एकत्वका उपदेश होता है, अतः वह असगत नहीं 
हो सकता । यदि दूसरे अभिप्रायके अनुसार अर्थात्‌ ब्रह्मके नित्य मुक्त दोनेंके कारण 
उक्त उपदेशकी व्यर्थता बतायी गयी हो तो यह जिज्ञासा होती है कि बक्षका शान 
हो जानेके वाद उक्त उपदेशकी ब्यर्थता सिद्ध होती है या पहले ! यदि कहे बाद 
ही उसकी व्यर्थता है; तो इसको स्वयं भी स्वीकार करते हुए सिद्धान्ती कहता है- 
“एकसिमिन्‌ ब्रह्मणि? इत्यादि । अर्थात्‌ सब प्रकारकी उपाधियोंसे रहित एकमात्र 
त्रक्षमं उपदेश, डपदेशक और उपदेशग्रहणका फल--यह कुछ भी नहीं है। इत' 
लिये केवल एकत्वका उपदेश ही नहीं समस्त उपनिपदें ही उस अवस्थामें निरथक 
है और इसे हम भी स्वीकार करते ही हैं। यदि कहूँ '्र्मश्ञानके पहले भी 
एकत्वका उपदेश व्यर्थ है, क्योंकि यह अनेक कारकॉद्वारा साध्य होनेवाला है तो 
ठीक नहीं) कारण कि यह अपनी मान्यताके विरुद्ध है | ज्ञानके पहले अविद्याकी 
निदृत्तिके लिये सभी आत्मजानी एकत्वोपदेशकी सार्थकता स्वीकार करते है | 


१. चाट 5 आययंमर्यादाको तोड़नेवाले, भठ ८ मिथ्यावादी | 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


8८७ 


आकर. कई 2८222 -्याई 2 ]% नहर: “40७ न्यहं ०30७. व्याई<ी> “:८-.५७ व्याद:-.:७- व्याई ० पक यह: 2-23७ व्ये:>८>क, चाप 


१।२।९ )-वरप्रसाद लम्यत्व- 


श्रुतिस्व॒तिवादेभ्यश्र; “तदेजति 
तन्नेजति तदूरे. तदन्तिके/ 


( इशा० उ० ५ ) इत्पादि- 
विरुद्धधर्मसमवायित्वप्रकाशकम- 
स्त्रवर्णम्यध्ध । गीतासु चु-- 
“प्त्थानि सर्वभूतानि” (९। 
४3) इत्यादि । तसात्पर- 
ब्रह्मग्यतिरेकेण संसारी नाम 
नान्यद्स्त्वन्तरमस्ति । तस्ात्सु- 
पुच्यते “ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्‌ 
तदात्मानमेवावेद्‌ अहं अद्यास्ति” 
(१|।४। १०) “त्ान्यदतो- 
$त्ति द्रष्ट नान्यद्तोअस्ति श्रोत” 
(३। ८ । ११) इत्यादिश्रुति- 


है?” तथा देवतादिके वर और कृपा- 
द्वारा इसके प्राप्यत्वका प्रतिपादन करने- 
वाले श्रुति एवं स्मृतिसंबन्धी वाक्योसे 
एवं “वह चलता है और वह नहीं 
चलता, वह दूर है और वह समीप 
भी है” इत्यादि ब्रह्ममे विरुद्ध धर्मोका 
समवायित्व प्रकाशन करनेवाले मन्त्र- 
बणोंसे भी यही सिद्ध होता है। 
गीतामे भी कहा है---..“सब भूत सुझमें 
थित हैं?” इत्यादि | अतः पखह्मसे भिन्न 
ससारी नामकी कोई अन्य वस्तु नहीं 
है | इसलिये “पहले यह ब्रह्म ही था, 
उसने अपनेको जाना कि मैं ब्रह्म हूँ?” 
“इससे भिन्न कोई द्रष्ट नहीं है और 
इससे भिन्न कोई श्रोता भी नहीं है? 
इत्यादि सैकड़ों श्रुतियोद्यारा ठीक ही 
कहा गया है। अतः '्सत्यका सत्य 


शतेभ्यः | तसात्परस्थेव बह्मणः है? यह परम उपनिषद्‌ परत्रह्मकी 
त्यस्य सत्यम! नामोपनिषत्परा।२०।/ ही है ॥ २० ॥ 
-+सलेसलड्टिण 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये प्रथममजात- 
शनुब्राह्मणम्‌ || १ ॥ 


रा 


चबित्तीय काहण 
“*अॉशक्रीड्टश-- 


ब्रह्म ज्ञपयिष्यामि इति 
प्रस्तुतम्‌ ; तत्र यतो 
जगज़ातं॑ यन्मय॑ 
यस्मिंथ्व लीयते तदेक॑ ब्रह्मेति 
ज्ञापितम्‌ । किमात्मक॑ पुनस्तज्ञ- 
गज़ायते, लीयते च १ पश्चभूता- 
त्मकम्‌ ; भूतानि च नामरूपात्म- 
कानि। नामरूपे सत्यमिति 
बुक्तम्‌ ; तस्य सत्यस्य प्नभूता- 
त्मकस सत्य॑ ब्रह्म । 
कथं पुनभतानि सत्यमिति 
मूर्तमूतत्राह्मणम्‌ । मृर्तामृतंभूता- 
त्मकत्वात्कायकरणात्मकानि भू- 
तानि आ्राणा अपि सत्यम्र | तेपां 
कायकरणात्मकानां भूतानां सत्य- 
त्वनिदिधारयिषया ब्राह्मणद्यमा- 
रभ्यते सेवोपनिपद्याख्या | 
कार्यकरणसत्यत्वावधारणद्वारेण 
हि सत्यस्य सत्य ब्रह्मावधायते । 


उपक्रम 








मैं तुम्हें त्रह्मयका बोध कराऊँग! 
इस प्रकार यहाँ प्रसग आरम्म हुआ 
है | सो, जिससे जगत्‌ उत्पन्न हुश 
है, जो इसका स्वरूप है और जिसमें 
यह लीन हो जाता है, वह एक ही जब 
है-ऐसा यहाँ बतलाया गया है | वो 
भला, यह जगत्‌ किस रूपसे खित 
हुआ उत्पन्न और छीन होता है! 
पञ्नभूतरूपसे | वे भूत नाम-रूपात्मक 
हैं और नाम-रूप '्सत्यः हैं-ऐसा 
बतलाया जा चुका है | उस पश्चमूत- 
स्वरूप सत्य? का ब्रह्म सत्य है। 


किन्तु भूत सत्य किस ग्रकार हैं, 
यह बतलानेके लिये ही यह मू्तमूते- 
ब्राह्मण है | मूर्तामूर्त मूतस्वरूप होनेके 


कारण देह-इच्धियरूप भूत और 
प्राण भी सत्य हैं। उन देहेच्दरिय- 


स्वरूप भूतोंकी सत्यताका निश्चय 


करनेकी इच्छासे ये दो ब्राह्मण आरम्भ 


किये जाते हैं, यही इस उपनिषदूवी 
व्याख्या है, क्योकि देह और इन्द्रियों- 


के सत्यत्वका निश्चय करनेके दवाएं 
ही सत्यके सत्य ब्ह्मका निश्चय 


ब्राह्मण २ ] शाउरभाष्याथे ४८९ 
कं 3:१७ नए पक जाई?" पक, जाई “7: प्यो कन्या :-- 3०० च्य--४७ व्यप५: ५ बाएं ५-2 बकप >-क व्या्ड 3८2, व्यॉ: 
अन्रोक्तम्‌ 'प्राणा वे सत्यं॑ तेपामेष | दोता है । यहों यह वतछाया गया 
मद > है कि प्राण ही सत्य है और यह 
सत्यम! इति। तत्र के प्राणाः $ हे 
ध् है हि उनका भी सत्य है, सो ग्राण कौन- 
कियत्या वा श्राण व पया उपनिषदः: से रह ? तथा प्राणविषयक उपनिपदे 
का १ इति च्‌ ब्रह्मोपनिपत्यसड्रेन | कितनी और कौन-कौनसी हैं ? इस 
प्रकार त्रह्मोपनिपद्के प्रसह्से, मार्गमे 
गा पइनेवाले कुएँ और बगीचों आदिके 
यात-पाथगतकूपारामाद्यवधारण- निश्चयक्े समान, श्रुति इन्द्रियों और 
वत्‌ । । प्राणोके स्मखूपका निश्चय करती है। 
शिगुत्तनक्त मध्यम प्राणका उसके उपकरणोंत्तहित वर्णन 
बिक जे 
यो ह वे शिशु* साधान< सप्रत्याधान< ससरथूण* 
सदाम॑ वेद सप्त ह ह्विंषतो आतृव्यानवरुणड्धि | अय॑ 
वाब शिशुर्योउ्यं मध्यमः प्राणस्तस्येदमेबाधानमिद प्रत्या- 
धान॑ प्राण: स्थृूणाननं दाम ॥ १॥ 
जो कोई आचान, प्रत्यावान, स्थूणा और दाम (बन्धनरज्जु ) के सहित 
शिश्ञुको जानता है, वह अपनेसे द्वेप करनेवाले सात श्रातृब्योका अवरोध 
करता है | यह जो मध्यम प्राण है, वद्ढी शिशु है, उसका यह ( शरीर ) 
ही आधान है, यह ( शिर ) ही प्रत्याधान है, प्राण स्थूणा है और अन्न 
दाम है ॥ १॥ 
यो ह वे शिशु साधान॑ | जो भी आधान, अत्याघान, स्थूणा 
सप्रत्याधानं सस्थू्ण सदाम वेद | और दामके सहित शिश्को जानता 
तस्येद॑ं फलम्‌ ; कं तत्‌ ९ सप्त है, उसे यह फल ग्राप्त होता है | वह 
सप्तसंख्याकान ह द्धिपतो ठेपकर्त न्‌ | फर क्या है ? वह देष करनेवाडे सात 
हे हद 
आतृव्यान्‌ । आतृव्या हि. ढविं- | श्रावव्योका अवरोध करता है। श्रातृव्य 
विधा भवन्ति, द्विपन्तोउड्धिपन्तथ, | दो प्रकारके होते हैं--द्ेष करनेवाले और 


करणानां प्राणानां खरूपमवधार- 





83० वृह्दारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
जया: "६०: नया प नाई( पक बा? नाई याब >> बक न्याब >:2 जब >८ 2 नई क, नाई (2, व: 

[कप आर | हि. उनमें रु पु 
तत्र द्विपन्तों ये आतृव्यास्तान्‌ | ठेष न करनेवाले, उनमें जो द्वेष 

र ०." ' करनेवाले श्रातृन्य होते हैं, उन द्वंषी 
डिपतो आवृव्यानवरुणद्रि; सप्त | “ते शादब्य होते हैं, उन हे 
बन .. | मज़ातृब्योका वह अवरोध करता है 
ये : प्राणा विषयोपलब्धि- | झ्िस्में स्थित जो सात प्राण विषयो- 
द्वाराणि तत्मभवा विषयरागाः पलब्धिके द्वार हैं, उनसे होनेवाले 
मजे तल ! विषयसम्बन्धी राग साथ-साथ उत्पन्न 
30300 5 ... , होनेवाले होनेके कारण भ्रातृब्य हैं, 
खात्मयां दीष्ट विपयावषया | क्योंकि वे ही उसकी आत्मस्थ दृष्टिको 
कुबन्ति, तेन ते द्वेशरों आतृव्याः | । विषयोन्मुख करते हैं, अत. वे द्वेष 
तिपेधकरत्वात ' करनेवाले श्रातृत्य हैं, कारण, वे 

ग्रत्यगात्मेश्षुणग्रति |] दर्शनको 
की ड कि हु दे | प्रत्यगात्म रोकनेवाले हैं । 
काठके चोक्तम्‌-- पराश्वि खानि | कठोपनिषद्‌्मे मी कहा है-''स्वयम्मू 
व्यवणत्खयम्धूस्तसात्पराहुपश्यति परमात्माने इन्द्रियोंको वहिर्मुख करके 
५ हिसित कर दिया है, इसलिये जीव 
/ इत्याद। (९१११)! ._ ... 

नान्तरात्मन्‌/ इत्यादि | ( ) | बाह्य विषयोको देखता है, अन्तरात्मा- 
तत्र॒ यः शिश्वादीन्वेद, तेषां | को नहीं देखता” इत्यादि | सो, जो 
कोई इन शिज्वु आदिको जानता है, 
दे इनके यथार्थ स्व॒रूपका निश्चय करता 

विनाशयति । वरण अर्थात्‌ विनाश कर देता है। 


याथात्म्यमवधारयति, स एतान्‌ | 


तस्मे फलभ्रवणेनामिम्म॒ुखीभू-। इस प्रकार फरश्रवणसे अभिमुख 
हुए उस ( गाग्य ) से [ अजातशत्रु ] 
कहता है--निश्चय यही शिश्ञु है । 
कोञ्सो ? योज्य॑ मध्यमः ग्राणः, | यह कौन * जो यह मध्यम ग्राण है। 
शरीरमध्ये यः आणो लिब्वात्मा, शरीरके मब्यमें जो यह लिज्ञात्मा प्राण 

है, जो पाँच प्रकारसे शरीरमें प्रविष्ट 


तायाह--अय॑ वाबव शिक्षु) । 


य. पश्चथा शरीरमावि्ट:-बूहन्पा- | होकर बृहन्‌, पाण्डखास, सोम और 


ब्राह्मण २ ] 


च्याद >-क गक > पक 


ण्दरवाप्तः साम राजातत्युक्तेः | 


5 5 ्ज5 


यासन्याशनःप्रश्भुतान करणान 


विषक्तानि-पडचीशशइुनिद्शनात्‌ः 


स एप शिशुरिव, विपयेध्वितर- 


करणवदपड॒त्वात्‌ : 


शिशु साधानमित्पुक्तम । कि. 
पुनसत्स शिशोवेत्सथानीयस , 
करणात्मन आधानम्‌ ; 

तस्पेदमेव शरीरमाधानं का 


यात्मकम्--आधीयतेडसिल्नित्या- ' 


धानम्‌; तस्थ हि शिज्ञोः प्राण- 
स्वेदं शरीरमधिष्ठानम्‌ , असिन्हि 
करणान्यधिष्ठितानि लब्धात्मका- 
न्युपलब्धिदाराणि भवन्ति. न तु 
प्राणमात्रे विपक्तानि। तथा हि 
दशितमजातदब्रुणा--उपसंहतेषु 
करणेपु विज्ञानमयों नोपलस्यते, 
शरीरदेशब्यूठेषु तु करणपु विज्ञा- 
नमय उपलमगमान उपलम्यते-- 
तब्न दर्शितं पाणिपेपग्रतिवोधनेन | 


शाएरभाप्याथ 


४०९१ 


बयां" पक कक). 2७, -का न" फेक च्ाक-> >> प्याक 2७: “या आका >> - 30 बक <_-".आ७ व्याक>- “का कक 


राजन्‌ इन नामोसे कहा जाता है, 

जिसमे वाणी ओर मन आदि इन्द्रियो 
विशेषरूपसे निवद्ध 
पोडके पर बोधनेके मेखोंके इशन्तसे 
ब्रतलाया गण है; वह यह प्राण 
शिश्ुके समान अन्य इन्द्रियोकी तरह 
विपयोंगे पु न होनेके कारण शिश्ञु है। 


है, जता क्र 


मृल मन्त्रने (शिशु साधानन्‌! ऐसा 
कहा ग्या है | तो उस दवत्सस्यानीय 


, इन्ठियरूप शिश्युका आधान क्‍या है 
झ 


कार्यदप भोतिक 
आधान है---जिसमें कुछ 
उस्ते आधान 


उसका यह 
गरीर ही 
रखा जाय हरे, 
अत उस शिश्ञु अर्थात्‌ प्राणका यह 
शरीर अधिष्ठान है, इसमें 

अपने त्मरूफको प्राप्त 
इन्द्रियों विषयाकी उप- 
लब्षिका द्वार होती हैं, वे केव॒छ 
प्राणमात्रमे ही निवद्ध नहीं होतीं । 
एसा हां अजातशन्नन इसलाया ना 
ह---शन्त्रयादा उपसहार हा जानेपर 
विज्ञनमयक्की उपलब्धि नहीं होता | 
शरीरत्यावन एकांत्रेत हुई इच्धयान ता 


उपलूब्विकर्तावी रूपमे ही दिज्ञानमयकी 


घदटत ७४+--जन हि! 
न 
क्यातर 
पाटत 
करना 


थ्र्प्ः >> 








उपलब्बि होती दै-यह वात हाथ 
दवावर जगानेके दारा दिखायी 
ग्यां ह्लै [ 


४९०२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बरस क, न पट ० बकपिए 2 बॉ 2: -क नेट क जाई >०22४- नहा <>:22% जाई जप नया <>244७- नया >-2%- बॉ ५2) नाई 29 
इदं प्रत्याधानं शिरः: अदेश- | यह शिर ग्रत्याधान है। इसका 
कर | प्रदेशविशेषोंके ग्रति प्रत्याघधान किया 
विशेषेषु--पति प्रत्याधीयत इति लिया 
मे रत | आता है, इसलिये यह ग्रत्याघान है | 
प्रत्याधानम्‌ । ग्राणः स्थृणा अन्न | प्राण, स्थूणा अर्थात्‌ अन्नपानजनित 


पानजनिता शक्तिः-आणो बलमिति | शक्ति है | प्राण और बल ये' पर्याय- 


हु वाची आधार 
पर्यायः । बलावष्टम्भों हि श्राणो- | हैं | इस शरीरमे बलका आधार 
ही ग्राण है, जेसा कि “जिस 


असिज्छरीरे-स यत्रायमात्मा- | अवस्था यह जीव शरीरको निर्वल 
बल्य॑ न्येत्य सम्मोहर्मिव/' ( क्षु० | करता हुआ सम्मोहको प्राप्त होता 
उ० ४।४। १) इति दर्शनात्‌ | | है” इस वाक्यमें देखा जाता है । 
यथा वत्सः स्थृणावष्टम्भ | जिस प्रकार बछड़ा स्थूणा (खूँटे) 
के आश्रित होता है, उसी प्रकार शरीर- 
पक्षपाती वोयु-प्राण स्थूणा है-ऐसा 
स्थृणेति केचित्‌ । किन्हींका मत है । 
अन्न दाम--अन्न॑ हि भक्त | अन्न दाम (बन्धन-रूजु ) है, 
तरेधा परिणमे यःस्थूलःपरिणामः क्योंकि मोजन किये जानेपर अन्न 
मत यः सपरूः्पारगामः | आस प्रकारसे परिणामको प्राप्त हो 
स एतदूह्यं भृत्वा इमामप्येति-- | जाता है । उसका जो स्थूछ परिणाम 
होता है, वह मल और मूत्र दो रूपमें 
मृत्रं च पुरीषं च। यो मध्यमों | होकर इस भूमिको प्राप्त होता है। 
जो मध्यम परिणाम होता है वह रस है। 
वह रस छोहितादि ऋमसे अपने कार्य- 
खकाये शरीर॑ साप्तवातुकमुपचि- ' भूत सात धातुओंवाले शरीरको पुष्ट 


एवं शरीरपक्षपाती वायुः ग्राणः 


रसः से रसो लोहितादिक्रमेण 








१. शरीरपक्षपाती वायुसे श्वासोच्छास करनेवाल् शरीरान्तर्व॑र्ती प्राण समझना 
चाहिये । उसके अधीन ही इन्द्रियाभिमानी प्राण अहण किया जाता है। इसलिये 
यह उसके खूँटे ( बन्धनस्थान ) के समान है | 
२ भर्तृप्रपश्न आदिका 


ब्राह्मण २ ] शाइुरभाष्याथे ४९३ 
बहा 2, बा 22: व्या> नहा >? ७, व्याद>:2) न्यॉत 2 न्योरे >:2)% न्याय >> पर न्याई 2 नाईट पक नह पक, 


नोति; खयोन्यन्नागमे हि शरीर- | करता है । शरीर अन्नमय है, इसलिये 


ग्रीयते + विषयये5प- अपने कारणमूत अन्नके आनेपर उसकी 
अपवायतुत आयात) दा दतय। पु बोतीहै,वया उसके विपशीतहोने- 


क्षीयते पत॒ति;यस्त्वणिष्ठी रसः-अम्न-। पर क्षीण होकर गिर जाता है। तथा जो 
तम्‌ उ्क प्रभावः-इति च कथ्यते, | असम रस होता है वह अश्ृत- 

हे है ऊक्‌ अथवा प्रभाव ऐसा कहा जाता 
स नाभेरूध्व॑ हृदयदेशमागत्य, 


है, वह नामिसे ऊपर हृदयदेशरमें 

हृदयादिग्रसतेषु द्वासप्ततिनाडी- | आकर हृदयसे फैली हुई बहत्तर सहख्न 
मल ज नाडियोंमें प्रवेश कर स्थूण[संज्ञक 
सहसेप्वलुअविश्य यत्तत्करणसब्बा- |. उतलनन करके जो 3 ड 
तरूप॑ लिझ्जं शिशुसज्ज्ञकम्/ तस्य | इन्द्रियसंधातरूप लि७झ्लशरीर है, उसकी 
शरीरे स्थितिकारणं भवति बल- | ररीरमे स्थिति रखनेका कारण 
घुपजनयत्स्थूणाख्यम्‌; तेनान्न- वीक कक कक, हे 
पाश हैं, ऐसी बछड़ा बाँधनेकी रस्सीके 


समयतःपाशवत्सदासमवत्‌ ग्राण- | समान अन्न प्राण और शरीरका बन्धन 
शरीरयोनिबन्धनं मवति ॥ १॥ | है॥ १॥ 
7“ अइकेफिग 7 
मध्यम ग्राणरूप जिशुके नेत्रान्च्गत सात अक्षितियाँ 
इदानीं तस्येव शिशोः ग्रत्या-। अब प्रत्याघानमें आरूढ उसी 
धान उछस्य चश्लुषि काश्वनोप- | शिशुके नेत्रमें कुछ उपनिषदे वतलायी 
निषद उच्यन्ते-- । जाती हैं--- 
तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्ष- 
न्लोहिन्यो राजयस्ताभिरेन< रुद्रोउन्वायत्तोष्थ या अक्षन्ञा- 
पस्तामिः प्ेन्यो या कनीनका तयादित्यो यत्कृष्णं 
तेनापियच्छुक्ल॑ तेनेन्द्रोष्धरयैनं वतेन्‍्या प्रथिव्यन्बायत्ता 
योखरत्तरया नास्यान्नं क्षीयते य एवं बेद ॥ २॥ 


(2-0 ४+>»-नमनभ+े-“ नम क-*> पाक भ नमन पे नमन-+म» 3 मन पमम»क न» ऊन न कम >> -०००+०५५५००० पर ++ >> >कल--००<०अ न 





४९०७ 


वृहदारण्यक्रीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब््ई सफर नए और नया: न्याई >> फ् बाई जग का नया 2 पर प्यार या <2८>:% ना: न्योों २८2 व्य<, ्याई 2 
उसका ये सात अक्षितियाँ उपस्थान ( स्तवन ) करती हैं--.उनमेंसे 
जो ये आँखमें छाल रेखाएँ हैं, उनके द्वारा रुद्र इस मध्यग्राणके अनुगत है 
और नेत्रमें जो जल है उसके द्वारा मेघ, जो कनीनका ( दर्शनशक्ति ) है 
उसके द्वारा आदित्य, जो कालिमा है उसके द्वारा अग्नि और जो शुझ्ता 
है उसके द्वारा इन्द्र अनुगत है | नीचेके पछकद्वारा प्रथिवी इसके अनुगत 
है एवं ऊपरके पछकद्वारा चुलोक । जो इस प्रकार जानता है, उसका अन्न 


क्षीण नहीं होता ॥ २॥ 
तमेताः्सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते- 


त॑ करणात्मक॑ ग्राणं शरीरेडन्न- 
बन्धनं चक्नुष्यूढमेता वक्ष्यमाणाः 
सप्त सप्ृसडख्याका अक्षितयो- 
उक्षितिहेत॒ुत्वादुपतिष्ठन्ते । यद्यपि 
मन्त्रकरणे तिष्ठतिरुपपृव आत्म- 
नेपदी भवति, इहापि सप्त देवता- 
भिधानानि मन्त्रस्यानीयानि कर- 
णानि; तिष्ठतेरतोज्ञाप्यात्मनेपद॑ 
न विरुद्धम्‌ । 

कास्ता अक्षितयः ९ इत्युच्यन्ते- 
तत्तत्र या इमाः असिद्धा) अक्षुन्न- 
क्षण लोहिन्यों लोहिता राजयों 


उसमें ये सात अक्षितियाँ उपथान 
करती हैं-शरीरमें अन्नके कारण 
रहनेवाले नेत्रस्थानमे आरूढ उस 
इन्द्रियरूप ग्राणमें ये आगे कही 
जानेवाली सात--सात सख्यावाली 
अनक्षितियाँ जो अक्षिति (अक्षयता) का 
कारण होनेके कारण अक्षिति कहलाती 
हैं, रहती हैं | यद्यपि [ उपान्मन्त्रकरणे 
( पा० सू० १। ३। २५) इस 
पाणिनिसूत्रके अनुसार ) “उप! 
पूर्वक 'स्थाः धातु मन्त्रकरण अर्थमें 
आत्मनेपदी होता है, तथापि यहाँ 
भी रुद्रादि सप्तदेवतासज्ञक करण 
मन्त्रस्थानीय ही हैं, इसलिये यहाँ 
भी उपपूर्वक 'स्था? घातुर्मे आत्मनेपद 
रहना विरुद्ध नहीं है । 

वे अक्षितियाँ कौन-सी हैं ? सो 
बतलायी जाती हैं-उनमें ये जो नेत्र- 
के भीतर छोहित वर्णकी प्रसिद्ध 
राजियाँ-रेखाएँ हैं, उन द्वारभूता 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरभाष्याथे 


ड०ज 


ब्याई ०: यहा ८3% व्याई 2७० जा 272) याई 2-2 व्याई>- 23%: नह २-2, चक्र बह 3८: ना >) पक. ब्कॉ ८2 नई 2) 


रेखाः, तामिद्ौरभूतामिरेन॑ मध्यम 
ग्राणं रुद्रोडन्चायत्तोड्नुगतः: अथ 
या अक्षन्नक्षण्यापो धूमादिसंयोगे- 
नाभिव्यज्यमाना/ तामिरह्िद्ार- 
भूतामिः पजन्यों देवतात्मान्वा- 
यत्तोज्लुगत उपतिष्ठत इत्यथः । 
स॒चान्नभूतोउक्षितीः आणस्य; 
“पजन्ये वर्षत्यानन्दिनः ग्राणा 
भवन्ति/ इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 

या कनीनका दृबछक्तिस्तया 
कनीनकया द्वारेणादित्यो मध्यम 


प्राणमुपतिष्ठते! यत्कृष्णं चश्नुषि 


[3 


यच्छुछ 
चश्नुषि तेनेन्द्रःः अधरया वतेन्या 


तेनेनममिरुपतिष्ठ ते; 


पक्ष्मणेन प्रथिव्यन्वायत्ता, अध्रत्व- 
सामान्यात्‌, चोरुत्तरया, ऊच्वेत्व- 

सामान्यात्‌; एताः सप्तान्नभूताः 

आणस्य सन्ततमुपतिष्ठन्ते-इत्येव॑ 

यो वेद, तस्यैतत्फलम--नास्याज्न॑ 

क्षीयते, य एवं वेद ॥ २॥ 


रेखाओके द्वारा रुद्र इस मध्यम 
प्राणके अचुगत है। तथा नेत्रमें जो 
घूमादिके संयोगसे अभिव्यक्त होनेवाला 
जल है, उस द्वारभूत जल्के द्वारा 
देवस्वरूप मेघ इसके अनुगत है। 
वह प्राणका अन्नभूत अक्षिति है 
जैसा कि “मेधके बरसनेपर प्राण 
आनन्दित हो जाते हैं? इस अन्य 
श्रुतिसे सिद्ध होता है । 

जो कनीनका अर्थात्‌ दर्शन-शक्ति 
है, उस कनीनकाके द्वारा आदित्य 
मध्यम ग्राणमे प्रवेश करता है; नेत्रमे 
जो क्ृष्णबवर्ण है, उसके द्वारा अग्नि 
इसमें उपस्थित होता है, नेत्रमें जो 
शुकृवर्ण है, उससे इन्द्र और नीचेके 
पलकद्वारा इसमें प्रथिवी अनुगत है; 
क्योंकि इन दोनोकी अधरत्वमें समानता 
है तथा ऊपरके पलकद्वारा युलोक 
अनुगत है, क्योंकि ऊर्ष्व॑वमें उन 
दोनोकी समानता है; ये सातो 
निरन्तर प्राणके अन्न होकर उपस्थित 
होते 7, इस प्रकार जो जानता है 
उसे यह फल प्राप्त होता है-जो 
इस तरह उपासना करता है, उसके 
अन्नका कभी क्षय नहीं होता ॥ २॥ 


“+अलडकरेंड्टश 7 


8९६ बूहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्रेक. पिन: 2ऋर, नई जप ब्याई 2: 2, व्याई २८22, ई<०:2 ७ नाई: नया >-2 पक नई 24 न्याए ००: व्याई(क). 


श्रोत्रादि ग्राणोंके सहित गिरसें चमस-हाश्टिका विधान 


तदेष 'छोको भवति | अवोग्बिलश्रमस उध्वेबु- 
प्वस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपम्‌ । तस्यासत ऋषयः 
सप्त तीरे वागष्टमी ब्रह्मणा संविदानेति । अवोग्बि- 
लश्वमस उध्वंबुन्न इतीदं तच्छिर एप ह्यवाग्बिल्थ्रमस 
उध्वेबुश्नस्तस्मिन्यशो निहितं विश्वरूपमिति प्राणा वे यशो 
विश्वरूप प्राणानेतदाह तस्यासत ऋषय+ सप्त तीर इति 
प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह वागष्टमी बह्मणा संवि- 
दानेति वाग्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥ २॥ 


इस विषयमें यह छोक है | चमस नीचेकी ओर छिद्ववाठढा और 
ऊपरकी ओर उठा हुआ होता है, उसमें विश्वछूप यश निहित है, उसके 
तीरपर सात ऋषिगण और वेदके द्वारा संवाद करनेवाढी आठवीं वाक्‌ 
रहती है | जो नीचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर उठा हुआ चमस 
है, वह शिर है, क्योंकि यही नोचेकी ओर छिद्रवाला और ऊपरकी ओर 
उठा हुआ चमस है। उसमें विश्वरूप यश निहित है--प्राण ही विश्वरूप 
यश हैं, प्राणोके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता है । उसके तीरपर सात 
ऋषि रहते हैं, प्राण ही ऋषि हैं, प्राणोंके विषयमें ही मन्त्र ऐसा कहता 
है । वेदके द्वारा संब्राद करनेवाली वाकू आठवीं है, वही वेदके द्वारा 
संवाद करती है || ३ ॥| 


तत्तत्रेतसिन्नर्थं एप छोको | तहाँ इस अर्थमें यह छोक-मन्त्र 
मन्त्रो भवति--अवागिलश्रमस | दै-“अर्वाग्विल्थमस.! इत्यादि। अब 
इत्यादिः । तत्र मन्त्रार्थभाचष्टे | श्रुति इस्र मन्त्रका अर्थ बतलाती है- 
श्रुतिः--अवागिलथ्रमस उऊर्ध्व- | 'अर्वाग्बिल्श्रमस ऊर्ध्वबुध्न:? इत्यादि । 


आरक्षण २ ] 


शाइूरभाष्याथे 


४९०७ ' 


या: 3% "यई<-.% नई :2॥% न्यई:-24७, नई :>7०)0७ च्योदे 2.4७ व्या ४ (9 प्यार ८22७, नया क- बाई 2 चाह: 24८ 


बुध्त इति | कः पुनरसावबोगिल- 
श्रमस ऊध्वेचुध्नः १ इद तत्‌ 
शिरः चमसाकारं हि तत्‌ | कथम्‌ ६ 
एप ह्यमवोग्विलो मुखस्थ विलरूप- 
त्वात्‌, शिरसो बुधाकारत्वादू्य- 
बुप्नः । 

तसिन्यशों निहित॑ विश्वरूप- 
मिति-यथा सोमश्वमसे, एवं तमसि- 
जझ्छिरसि विश्वरूप नानारूप॑ निहित 
खित॑ भवति | कि पुनस्तद्‌ यशः 
प्राणा वे यशों विश्वरूपम-प्राणाः 
श्रोत्रादयों वायवश्र॒ मरुतः सप्तथा 
तेपु ग्रसता यजः-इत्येतदाह मन्त्र; 
शब्दादिज्ञानहेतुत्वात्‌ । 

तस्यासत ऋषयः सप्त तीर 
इति-प्राणाः परिस्पन्दात्मका) त 
एवं च ऋषयः, ग्राणानेतदाह 
सन्त्रः । वागष्टमी बह्मणा संवि- 
दानेति-त्रकह्मणा संवाद॑) कुर्बती 
अष्टमी भचति;। तद्धेतुमाह-- 
वाम्प्यट्मी ब्रह्मा संवित्त 
इति ॥३॥ 


किन्तु यह नीचेकी ओर छिद्रवाला 
और ऊपरकी ओरसे उठा हुआ चमस 
कौन है श वह यह शिर है, क्योंकि 
वह चमसके समान आकाखाला है । 
किस प्रकार * क्योंकि यह नीचेकी ओर 
छिद्रवाला है, कारण, मुख छिद्वरूप है 
और रिर बुध्नाकार होनेके कारण यह 
ऊर््वबुध्न है | 

इसमें विश्वरूप यश निहित है | 
जिस प्रकार चमसमे सोम रहता है, 
इसी प्रकार उस शिरमें विश्वरूप- नाना- 
रूप अर्थात्‌ अनेक रूपोंवात्य यश 
निहित-स्थित है | वह यश क्या है 
प्राणही अनेक रूपोवाला यश है। प्राण 
अर्थात्‌ सात श्रोत्रादि और उनमे सात 
भागोंमें विभक्त होकर फेले हुए मरुत्‌ 
यानी वायु यश हैं-ऐसा मन्त्र कहता 
है, क्‍योंकि वे (श्रोत्रादि ) शब्दादि 
विषयोके ज्ञानके हेतु हैं। 

उसके तीरपर सात ऋषि रहते 
हैं-यहाँ स्फुरणात्मक प्राण ही समझने 
चाहिये, वे ही ऋषि हैं, प्राणोंके 
विषयमे ही मन्त्र ऐसा कहता है। 
आठवीं वाक्‌ वेदके द्वारा संवाद करती 
है| वह वेदके द्वारा सबाद करने- 
वाली वाक्‌ आठवीं है। इसीसे कहा 
है--वाक्‌ ही आठवीं है, वह वेदके 
द्वारा संवाद करती है? इति ॥१॥ 


विद ++आैंबे 


१. दो कान; दो नेत्र, दो नासिका और एक रसना--ये सात क्रोत्रादि हैं । 


बृू० उ० 4३-- 


8९८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
नाईट यह 2723% चाह ०-2४, नाई 2222७ नया: याई ५०2) अ५५-:- ५७ आई: :22, जाई: ०22७ व्याई<:7]0, 2) 


श्रोत्रादिमें विभागपूर्वक सप्त्षि-हष्टि 
के पुनस्तस्य चमसस्‍य तीर | किन्तु उस चमसके तीरपर कौन 
आसत ऋषय इति। ऋषि रहते हैं, सो बतलते हैं-- 
इमावेव गोतमभरह्राजाबयमेव गोतमो५यं भरद्वाज 
इमाबेव विश्वामित्रजमदत्नी अयमेव विश्वामित्रोईयं जम- 
दम्मिरिमावेव वसिष्ठकश्यपावयमेव वसिष्ठोएयं॑ कर्यपो 
बागेवात्रिवोचा ह्यन्नमयते5त्तिहे वे नामैतद्यदत्रिरिति सबे- 
स्थात्ता भवति स्वेमस्यान्नं सवति य एवं बेद ॥ ४ ॥ 


ये दोनों [ कान ] ही गोतम और भरद्वाज हैं, यह ही गोतम है 
और यह [ दूसरा ] भरद्वाज है। ये दोनों [ नेत्र ] ही विश्वामित्र और 
जमदम्मि हैं, यह ही विश्वामित्र है और यह दूसरा जमदम्म है| ये दोनों 
[ नासारन्‍ध्र ] ही वसिष्ठ और कश्यप हैं, यह ही वसिष्ठ है और यह दूसरा 
कश्यप है| तथा वाक्‌ ही अत्रि है, क्योंकि वागिन्द्रियद्वारा ही अन्न भक्षण 
किया जाता है। जिसे अत्रि कहते हैं, वह निश्चय “अत्ति! नामवाल ही 
है | जो इस प्रकार जानता है, वह सबका भत्ता (मभक्षण करनेवाढा ) होता 
है, सब इसका अन्न हो जाता है ॥ 9 ॥ 


इमावेव गोतमभरद्वाजो करणौं- | ये दोनों कर्ण ही गोतम और 
न जा भरद्वाज हैं। ये दक्षिण और उत्तर 
2000 38 पक | कर्ण ही क्रमश: अथवा विपरीत क्रमसे 


दक्षिणश्रोत्तरथ,विपययेण वा। तथा गोतम और भरद्वाज हैं | इसी प्रकार 
श्रुपी उपदि हि नेत्रोके विषयमें उपदेश करते हुए 
चज्ुतीं उपादलुवाच डइसावेव । ने कह है कि ये ही विश्वामित्र और 


विश्वामित्रजमदग्मी दक्षिणं विश्वा- | जमदस्लनि हैं। इनमें दक्षिण नेत्र 


मित्र उत्तर जमदभि्िपर्यमेण वा। विश्वामित्र है और वाम नेत्र जमदम्मि 





इमावेव वसिष्ठकश्यपो--नासिके समझना चाहिये | फिर नासास्त्रोंके 


ब्राह्मण २ ] 


शाड्रभाष्यार्थ 


४3५०९, 


ई<>:2% नहा 2८22० प्या 22 नई < 2८239 न्या(८220७ नया >>, या नाई: “वाई 32:2७: नया (८२७ नाई ८2% ब्याई 22 


उपदिश्वन्नुवाच; दक्षिणः पुटो 
भवति वसिष्ठः, उत्तरः कश्यपः 
पूव॑वत्‌ । वागेवात्रिः, अदनक्रिया- 
योगात्सप्रमः: वाचा छन्मथते 
तसादत्तिह वे अ्रसिद्ध॑ नामेतत्‌- 
अत्तुत्वादत्तिरिति, अत्तिरेव सन्‌ 
यदत्निरित्युच्यते परोक्षेण । 
सर्वस्यैतस्यान्नजातस्य प्राणस्या- 
त्रिनिवेचनविज्ञानादत्ता भवति । 
अत्तेव भवति नामुष्मिलन्नेन पुनः 
प्रतिपद्यत इत्येतदुक्त॑ भवति-सर्व- 
मस्यान्न॑ भवतीति | य एवमेत- 
दथोक्त प्राणयाथात्म्य॑ वेद, स एवं 
मध्यमः ग्राणो भृत्वा आधान- 
प्रत्याधानगतो भोक्तेव भवति, न 
भोज्यम, भोज्याद्‌ व्यावर्तत 
७। मे 
इत्यथः ॥ ४॥। 


विषयर्म उपदेश करते हुए मन्त्रने कहा 
है कि ये ही दोनो वसिष्ठ और 
कश्यप हैं; पूर्ववत्‌ दायाँ छिद्र वसिष्ठ 
है ओर बायाँ कश्यप है। अदन 
( भक्षण ) क्रियाका सम्बन्ध होनेके 
कारण वाक्‌ ही सप्तम ऋषि अत्रि है, 
क्योकि वागिन्द्रियके द्वारा ही अन्न 
भक्षण किया जाता है; अत: यह 
प्रसिद्ध अत्ति नामवाला है. अर्थात्‌ 
जत्ता होनेके कारण यह “अत्तिः है; 
जो कि “अत्ति? होते हुए ही परोक्ष- 
रूपसे “भत्रि! कहा जाता है | 

इस ५्ञत्रि? शब्दकी निरुक्तिका 
ज्ञान होनेसे पुरुष प्राणके इस सम्पूर्ण 
अन्नसमुदायका अत्ता ( भक्षण करने- 
वाला ) होता है | यह अन्न भक्षण 
करनेवाल्ा ही होता है, परलोकमें पुनः 
अन्नसे युक्त नहीं होता; 'सर्वमस्यान्नं 
भवति” इस वाक्यसे यही बात कही 
गयी है । जो इस प्रकार इस उपयुक्त 
प्राणके यथार्थ स्वरूपको जानता है, 
वह इस तरह मध्यम प्राण होकर 
आधघान-प्रत्याधानगत भोक्ता ही होता 


है, भोज्य नहीं होता भर्थात्‌ भोज्य- 


| वर्गसे निन्नत्त हो जाता है ॥9॥ 


की »आकैंफज---+++ 


इति बृह्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
जे *  द्वितीय॑ शिशुब्राह्मणम्‌ || २ ॥ 


>>“ ३७-०८ 


कुतीय काह्मण 


७-६. 


तत्र ग्राणा वे सत्यमित्युक्तम्‌ । 
, या ग्राणानाम्ुपनिषद्‌ ता अद्मो- 
पनिषत्मसद्गेन व्याख्याताः-एते 
ते प्राणा इति च। ते किमात्मकाः ६ 
कथ॑ वा तेषां सत्यत्वम्‌ $ इति च 
वक्तव्यमिति पश्चभृतानां सत्या- 
नां कार्यकरणात्मकानां खरूपा- 
वधारणार्थमिद॑ ब्राह्मणमारमभ्यते- 
यदुपाधिविशेषापनयद्वारेण "नेति 
नेति' इति ब्रह्मणः सतत्त्व॑ निर्दि- 
धारयिषितम्‌ | 


ऊपर यह कहा गया है कि प्राण 
ही सत्य हैं | जो ग्राणोंकी उपनिषदें 
हैं, उनकी थे ये प्राण हैं? ऐसा 
कहकर ब्रह्मोपनिषद्के . प्रसंगसे 
व्याख्या कर दी गयी है | अब यह 
बतलाना है कि उनका स्वरूप क्‍या 
है और उनकी सत्यता किस प्रकार 
है ? अतः शरीर एवं इन्द्रियरूप सत्य! 
संज्ञक पद्नभूतोंके स्वरूपका निश्चय 
करनेके लिये यह ब्राह्मण आरम्भ 
किया जाता है, जिस उपाधिविशेष- 
के निषेधद्वारा 'नेति-नेति! इत्यादि 
रूपसे श्रुतिको अकह्मके स्वरूपका 
निश्चय कराना अभीष्ठ है | 


ब्रह्मके दो रूप 
हे वाव ब्रह्मणो रूपे सूर्त चैवामूर्त च मर्त्य 
चामृतं च स्थितं च यज्च सच्च त्यच्च ॥ १॥ 


ब्रह्मके दो रूप हैं--मूर्त और अमूर्त, मर््य और अमृत, स्थित और 
यत्‌ ( चर ) तथा सत्‌ और त्यत्‌ ॥ १॥ 


तत्र द्विरूप॑ ब्रह्म पश्चभूतजनित- 
कार्यकरणसम्बद्ं 


मूर्तामूर्ता- 


पश्चमूतजनित देह और इन्द्रियों- 
से सम्बद्ध ब्रह्म दो रूपोंवाल है, 
मूर्व और अमूर्त संज्ञावाल, मर्तय 


बे 


घ्राह्मण ३ ] शादरभाष्यार्थ ७०१ 
अं: पे व्यक "तक व्याद-->७.)20७ न्यक---9 फेक व्याई-- प्े व्याई फेर व्या्टत पैक बाई 5230 व्यकं 2) थाई (२-२) व्याई 2 बहाई कक 
झुय॑ मत्याम्ृतखभाव॑ तज्ञनित- | और अमृत स्वभाववाछा, तजनित 
हे थे स्वत सर्वेशक्ति | फ्रेप एव सर्वज्ञ और सर्वशक्ति 
सतारूप च सवज्ध सवशाक्त है 
मो ब्र्ष सोपोए्य ( सोपाधिक ) है | 
सापाडय भवात | क्रयाकारक- नह क्रिया, कारक और फल्खरूप 
फलात्मक च॒ सवन्यवहारास्पदम्‌ | तथा समस्त व्यवहरका आश्रय 
यही ब्रह्द समस्त उपाधि- 
तदेव त्र॒क्ष विगतसर्वेपाधिविशेष॑ | 
शेपसि रहित, सम्यग्ज्ञानका विपय, 
सम्पन्द्शनत्पयम्‌ अजसजरमम्त- अजन्मा, अजर, अमर, अभय, वाणी 


मभयभ्‌। वाहमनसयोरप्यविपयमद-| और मनका भी अविपय है तथा 
तत्वात्‌ 'नेति नेति/ इति निर्दि- अद्देत होनेके कारण उसका 'नेति- 

नेतिः! इस प्रकार निर्देश किया 
चब्यत । जाता है| 


तत्र यदपोहद्वारंण 'नेति नेति!र | इस प्रकार जिनके अपवादद्वारा 


निर्देश किया जाता है, वे उस पसत्रह् 


वाव-चावशब्दाध्यधारणाथः-- | फरमात्माके ये दो रूप हैं | यहाँ 


दे वेत्यर्थः-त्रक्षणः परमात्मनों व! शब्द निश्वार्थक है । अर्थात 

8 हु , , : अवियद्ारा आरोप किये जानेबाले जिन 

रूप रूप्यत याभ्यामरूप पर त्रत्म | रूपोके द्वारा अरूप पस्ह्म निरूपित 

अविद्याध्यारोप्यमाणाभ्याम्‌ । के ' होता है, वे ये दो ही रूप हैं। वे दो 
रूप कौन-से हैं ? 'मूते चैव 

मृत चत्र मृतमंच च।। पूर्त ही तया 'अमूते च! --अमूर्त दी 


तथामूर्त चामूर्तमेव चेत्यर्थः | [वे रूप हैं | । अर्थात्‌ जिनमें उनके 
। अपने अन्य विशेषणोंका अन्तर्भाव हो 


अन्तर्णीतखात्मविशेषणे मू्तामूर्ते | आता है, ऐसे अब्के ये मूर्त और अमूर्त 
& एवत्यवधायते । दो ही रूप निश्चय किये जाते हैं । 


333 «०० अननान+ “«नननतनन«-नक ज++ 2००० >+ 


१. जो शब्द-प्रतीतिका विपय दो उसे सोपाख्य कद्दते है ! 


ण्०२ बृद्ददारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 

+ ८८2, या 32, नि फ पट, बाई ८2%, ब्या72% बाई(>-2% न्या:-:2 %, व्या 3:2:%, ाई::29,, नयईए2: का 2; 
कानि पुनस्तानि विशेषणानि का और कक वे अन्य 

०. | विशेषण कौन-से हैं * सो बतलाये जाते 

मूर्तामूर्तयोः ? इत्युच्यन्ते-मरत्य च | ह._ पल च,'मत्मे-.मरणधर्मो और 
मत्य मरणधर्मि, अम्नत॑ च तद्विपरी- | अह्त---मर्त्यसे विपरीत खभाववाल, 
स्स्कः परिचित गतिपर्यक स्थित---परिच्छिन्न अर्थात्‌ जो गति- 
तमसत च याराच्छन्न गांत तक | (वंक स्थित रहनेवाला है और यत्‌- 
यत्य्थास्नु, यच्च-यातीति यत्‌-व्या-| जो जाता हो अर्थात्‌ व्यापक, अपरि- 
च्छिन॒ यानी स्थितसे विपरीत 
खभाववाला, सत्‌---दूसरोंकी अपेक्षा 
सच्च-सदि त्यन्येभ्यो विशेष्यमाणा-| विशेषरूपसे निरूपित किये जाने- 
साधारणधर्मविशेषवत्‌,त्यच्च-तहि- हा असाधारण धर्मविशेषवाद और 
ंत कि --+सतसे विपरीत खमाववाला 

परीतम्‌ 'त्यतर इत्येव सबंदा | अर्थात्‌ वह” इस प्रकार सर्वदा 
परोक्षामिधानाहँम्‌ ॥ १॥ परोक्षरूपसे कहे जाने योग्य ॥ १॥ 


प्ि-अपरिच्छिन्न॑ खितविपरीतम, 





मू्तामूतेके विभायपृर्वेक सूर्तरूप और उसके रसका वर्णन 


तत्र चतुष्टयविशेषणविशिष्ट | इस प्रकार मूर्त और अमूर्त चार 
मृत तथा अमू्त च | तत्र कानि विशेषणयुक्त हैं । उनमें कौन-से 
क्‍ 5 मे । विदेषण मूर्तके हैं और कौन-से 


मूतविशेषणानि £ कानि चेतराणि ! | अमूर्तके ? इसका विभाग किया 
इति विभज्यते | जाता है. 

तदेतन्मूर्त यदन्यद्वायोश्रान्तरिक्षाश्रेतन्मत्यमेतत्सि- 
तमेतत्सत्तस्यैतस्य मूर्तस्यैतस्य मत्यस्येतस्थ स्थितस्यैतस्य 
सत एब रसो य एप तपति सतो होष रसः ॥ २॥ 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाधष्यार्थ छ्ण्हे 
व्याई>-2स्‍% आई: ्रक न्यो्> कर नाई: पाई 2 यह 2:29 च्याई ०2) च्याई २: नह: व्यो>:2 बाई (2), व्यापक, 
जो वायु और अन्तरिक्षसे मिन्न है वह मूर्त है| यह मर्त्व है, यह 

स्थित है और यह सत्‌ है। उस इस मूर्तका, इस मर्त्यका, इस स्थितका, इस 
सतका यह रस है, जो कि यह तपता है।यह सतका ही रस है || २॥ 


तदेतन्मूतत मूच्छितावयवम्‌ इत- | वह यह मूर्त अर्थात्‌ मिले हुए 


रेतरानुप्रविशवयव॑ घन॑ सं , अवयवोवाला है, इसके अवयव 
ष्टावयव॑ घन॑ संहत- लत है, इसके अवयव एक 
हल | दूसरेमें अनुप्रविष्ट रहते हैं, यह घनी- 
मित्यथः। कि तत्रयदन्यत्‌; कसा- शूत अर्थात्‌ संहत है। वह क्या है ! 


दन्यत्‌ १ वायोथान्तरिक्षात् भूत- जो अन्य है, किससे अन्य है १ 


| 
इयात्‌--परिशेषात्‌ एथिव्यादि- 
भूतत्रयम्‌ । 


एलन्मत्य॑म-यदेतन्मूर्तारूयं भूत- 


त्रयमिदं मत्यं मरणधर्मि; कसात्‌? 
यसात्सखितमेतत्‌;  परिच्छिन्न॑ 
द्यथान्तरेण सम्प्रयुज्यमानं बिरु- ' 
ध्यते--यथा घटः स्तम्भकुड्या- 
दिनाःतथा मूते खित॑ परिच्छिन्नम्‌ 
अर्थान्तरसम्बन्धि ततोड्थान्तर- 
विरोधान्मत्यम्‌ ; एतत्सडिशेष्य- 
माणासाधारणधर्मवत्‌, वसाद्रि 
परिच्छिन्नम परिच्छिन्नत्वान्भत्येम्‌ 
अतो मूर्तम्‌ ; मूर्तत्वादा मत्यम्‌, 
मत्येत्वात्खितम्‌! खितत्वात्सत्‌ | 








वायु और अन्तरिक्ष इन दो भूतोंसे; 
अत: बचे हुए प्रथिवी आदि तीन 
भूत ही मूर्त हैं । 

यह मर्त्य है--यह जो मूर्त- 
सज्ञक तीन भूत हैं मर्त्य---मरणधर्मी 
हैं । क्‍यों ! क्योंकि ये स्थित हैं । 
परिष्छिन्न वस्तु ही किसी अन्य वस्तु- 
से संयोग किये जानेपर उससे विरुद्ध 
रहती है, जिस तरह स्तम्म और 
भित्ति आदिसे घट | इस प्रकार मूर्त 
स्थित, परिच्छिन और अर्थान्तरसे 
सम्बन्ध रखनेवाला है, अतः अर्था- 
न्तरसे विरोध होनेके कारण वह 
मत्य है | यह सत्‌ अर्थात्‌ विशेष्य- 
माण असाधारण धर्मोवाला है, 
इसीसे परिष्छिन्न है, परिच्छिन होने- 
के कारण मर्त्य है और इसीसे मूर्त 
है। अथवा मूर्त होनेके कारण मर्त्य 
है, मर्त्य होनेके कारण स्थित है 
और स्थित होनेके कारण सत्‌ है। 


५०७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
!. सर्प पर्स? बआर्टि? न नि फ बा निट ब्का लि2> बा लि: न कट न >2स्‍७- बह 2 बह >24७ नियत 


अतोष्न्योन्याव्यमिचाराब्तुर्णा ध- | अत. इन चारों धर्मोका एक- 


माणां यथेष्ट विशेषणविशेष्यभावों रे 8332 २१ जी] 
नका द् - भाव 


हेतुद्देतुमड्रावश्र रग्ि दर्शायितव्यः । ' 

हि दर्शोयेतव्यः । और कार्य-कारणमाव दिखलाना 
सवथाषि तु भ्रृतत्रय॑ चतुष्टय- | उचित है। यह चार विशेषणोंसे 
विशेषणविशिष्टं मृत रूप ब्रह्मणः। | युक्त भूतत्रय सभी प्रकार ब्रह्मका 


संग मिंकेस्मिन्गहीते वि मूर्तरूप है | इन चार विशेषणोमेंसे 
तत्र चतर्णा न्‍्गहीते विशें- | 
तत्र चतुणमिकस्मि _ . । किसी एकको ग्रहण करनेपर अन्य 
पणे इतरदग्रहीतमेव विशेषणमि- ' वशेषण भी गृह्दीत हो ही जाते हैं; 
त्याह--तस्यैतस्य मूर्तस्य, एतस्थ | इसीसे श्रुत कहती दै---उस इस 


मत्येस्य/ एतस्य खितस्य, एतस्य मूर्तका, इस मर्त्यका, इस स्ितका 
और इस सतका अर्थात्‌ इन चार 


सतः चतुश्यविशेषणस्य भूतत्रय- विशेषणोंसे युक्त भूतत्रयका यह रस 
स्पेत्यर्थ, एप रसः सार इत्य्थः। | यानी सार है। 


त्रयाणां हि भूतानां सारिष्ठः के हे भूतोंका कर 
पे एतत्साराणि त्रीणि सविता है। तीनों भूत इसी सार- 
+ पु न 
सबिता; त्सारां । त्रीणि बाले हैं, क्योंकि वे इसीके द्वारा विभकत 
भूतानि, यत एतत्कृतविभज्यमान- | किये हुए विभिन्न रूपोंवाले होते हैं। 


रूपविशेषणानि भवन्ति; आधि- | यह जो सविता है, जो यह सबवितृ- 


दैविकस कार्यस्पैतदूपम्‌-यत्सविता| *“डठ तपता है, वह आविदेधिक 
हु 02४ कार्यका रूप है, क्योकि यह सतरूप 
यदेतन्मण्डल तपति; सतो भूत- 


भूतत्रयका रस है--इस अ्रकार 
त्रयस्थ हि यसादेष रस इत्येतद्‌ | ग्रहण किया जाता है। यह मूर्त 

02, बरी. श> सास्तम 
गृद्यते । मतों ते, | सविता ही तपता है और साख 
| मृत बैष सविता तपतिः थी है । औरगो आडडॉलात 
सारहश्व । यत्त्याधदावेक करणं आधिदेविक करण है, उसका दम 


मण्ठलस्थाभ्यन्तरम्‌ /तदक्ष्यामः॥२।॥| आगे वर्णन करेंगे ॥ २॥ 


नजसमल---+ 








| 
ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथ ए्ण५ 
ब्क-29- च्याहें- “2 न्या २2 फ् व्याई कक चाह “2 ब्याद पक च्याई 32% व्याद ८2 व्यापक अद>:2 0: नया >: पक प्यार: 


क्शिषणोंसाहित अमूर्त रूप और उसके रसका वर्णन 
अथासूर्ते वायुश्रान्तरिक्ष चेतदम्॒तमेतयदेतत्त्यत्त- 
स्यैतस्यामूतस्येतस्याम्रतस्येतस्य यत एतस्थ त्यस्यैष रसो 
य एष एतस्मिन्मण्डले पुरुषरत्यस्य होष रस इत्यघि- 
देवतम्‌ ॥ ३ ॥ 
तथा वायु और अन्तरिक्ष अमूत हैं; ये अमृत हैं, ये यत्‌ हैं और ये 
ही त्यत्‌ हैं| उस इस अमूर्तका, इस अम्ृतका, इस यत्‌का, इस त्यत्‌का 
यह सार है, जो कि इस मण्डलमें पुरुष है, यही इस त्यत॒का सार है। 
यह अधिदेवत-दर्णन है || ३ ॥ 
अथामूर्तम्‌-अथाधुनामूर्त- | अब अमूर्तका वर्णन किया जाता 
पच्यते । वायुथ्ान्तरिक्ष॑च | है| वायु और अन्तरिक्षजो दो भूत रह 
यत्परिशेपित॑ भूतदयम्‌ गये हैं, वे अग्रत हैं, क्योंकि वे अमूतत हैं 
पारशापत भूतठयम््‌ू- एतद- | 
388 हे हि पल हे तथा अमूर् होनेके कारण ही वे अस्थित 
5 अमदतात) आायतर , | ह। क, किसीसे भी उनका विरोध 
अताजवर उसने वरना चर, 7 ईद । जहीं है, अबृत कहते हैं अमरणपर्मीको 
ममरणधमि | एतदच्त्सितविपरीतम्‌)| यह यत्‌ (चल) अर्थात्‌ स्थितसे 
व्यापि, अपरिच्छिन्नम, यस्मात्‌ | विपरीत व्यापी यानी अपरिच्छिन्न है, 
'यत' एतद्‌ अन्येम्योउ्प्रविभज्य- चूँकि दूसरोसे इस 'यत्‌? के विशेषण 
मानविशेषम्‌ , अतस्त्यत्‌। ्यत्‌ | हम कप लक कक 
तप ियागा जय ' अर्थात्‌ 'त्यतः इस प्रकार पूर्ववत्‌ परोक्ष- 
इत नाहसंब्‌-प्चंवत्‌ | रूपसे ही पुकारे जाने योग्य है | 
उस इस अमूर्तका, इस अमृत- 
का, इस यत्‌ ( गतिशील ) का और 


इस त्यत्‌ ( परोक्ष ) का अर्थात्‌ इन 
चार विशेषणोसे युक्त अमूर्तका यह 





तस्येतस्यामू्तस्थ तस्याम्ृतस्यैत- 


सथ यत एतस्थ त्यस्य चतुष्टयवि- 


शेषणस्पामृतस्पेष रस; कोउ्सों 
ब॒ु० उ० ६७४-- 





ण्ण्द्‌ 


चुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


3:2७. कई 2स्‍ न 24 नई 2, नई 2 नई केक या: २८2: नया: 27220 २६2७ बाई <<2(७७, या) ना), 


य एप एतसिन्मण्डले पुरुषः-- 
करणात्मको हिरण्यगर्भः प्राण 
इत्यभिधीयते यः/ स एपोज्मूते- 
स्य भूतद्यस्य रसः पूर्ववत्सारिषठः | 

एतत्पुरुषसारं चामूते भूतदयम्‌- 
हैरण्यगर्भलिज्ञारम्भाय हि भूत- 
इयाभिव्यक्तिख्याकृतातू. । 
तसात्तादथ्यात्तत्सारं भूतद्वयम्‌ । 
त्यस होष रसः-यसादयो मण्डलखः 
पुरुषो मण्डलवन्न गृद्यते सारश्र 
भूतहयस्य, तसादस्ति मण्डल- 
सख्स्य पुरुषस्य भूतदयस्य च साध- 
म्यंमू, तसायुक्त॑ प्रसिद्धवद्धेतृ- 
पादानम-त्यस्य होष रस इति | 

रसः कारणं हिरण्यगर्मविज्ञा- 


नात्मा चेतन इति केचित्‌ | तत्र 





# भतृप्रपश्चका । 


रस है | वह कौन है ? जो कि यह 
इस मण्डल पुरुष यानी इन्द्रियात्मा 
हिरण्यगर्म यानी ग्राण--ऐसा कहा 
जाता है। वही इस अमूर्त भूत- 
दयका रस अथ॑ात्‌ पूर्ववत्‌ सारतम 
भाग है। 


अमूं भूतद्वय इस पुरुषरूप सार- 
वाले हैं | हिरण्यगर्भरूप छिश्गात्माके 
आरम्मके लिये ही अब्याकृतसे इन 
दोनो भूतोकी अभिव्यक्ति होती है । 
अत. उसके लिये अर्थात्‌ उसके 
साधन होनेसे ये भूतद्॒य उस पुरुष- 
रूप साखाले ही हैं । यह त्यत॒का 
ही सार है, क्‍योंकि यह जो 
मण्डलस्थ पुरुष है, इसे मण्डलके 
समान ग्रहण नहीं किया जा सकता, 
इसलिये यह मभूतद्यका सार है; 
अतः मण्डलस्थ पुरुष और इन 
दोनों भूतोका साधर्म्य है, अतः 
थक्द त्यत॒का ही सार है? इस प्रकार 
प्रसिद्दके समान [ त्यतकों इसका ] 
हेतु बतलाना उचित ही है | 

किन्हींका मत है#कि हिरण्यगर्म- 


विज्ञानात्मा चेतन रस यानी कारण 
है | उस अवस्थामें हिरण्यगर्म- 





| 


ग्राह्मण ३ ] शाड्ूरभाष्याथ ५०७ 
चयन 72) "८20७ +ई (८8, ब्यर्:-८>)क ४ आक न) बा 2% नई 72% नई], न्य2क 
च्‌ किल हिरण्यगर्भविज्ञानात्मनः | विज्ञानात्माका कम, वायु और अन्त- 
कर्म वास्वन्तरिक्षयोः ग्रयोक्त, हक प्रेरक है, वह कर्म वायु 
तत्कर्म वाय्वस्तरिक्षाधारं सदन्येपां |“ वर्किस्‍्प आधाखाढा होकर 

2 _ _। अन्य भूतोका प्रेरक होता है; उस 
ली हि हक का | अपने कमके द्वारा हिरण्यगर्म- 
खकमंणा वास्वन्तरिक्षयोः प्रयो- '्िज्ञानात्मा वायु और अन्तरिक्षका 


क्तेति तयो रसः कारणमुच्यत | प्रेरक है, इसलिये उनका रस यानी 
| 


इति । ' कारण कह्मा जाता है । 
तन्न, मूर्तरसेनातुल्यत्वात्‌ । | | किन्त॒ ऐसा कहना ठीक नहीं, 
मूर्तस्थ तु भूतत्रयस्य रसो मू्तमेव । क्योंकि मूर्तके रस ( सार ) से इसकी 


। सदरशता नहीं है | तीन मूर्त भूतो- 
मण्डल दृएं भूतत्रयसमानजाती यम) का रस तो मूर्तमण्डल ही देखा गया 
न चेतन५ तथामूर्तयोरपि भूत- | है, जो भूतत्रयसे समान जातिवाडा 
अर्थात्‌ जड है, उनका रस चेतन 

योस्तत्समानजातीयेनेवामूतसेन नहीं है । इसी प्रकार अमूर्त भूतोंका 
भी उनके समानजातीय ही अभमूर्त 
रस होना चाहिये#; क्योंकि इन दोनों 
ल्यत्वात्‌; थथा हि मूतामूर्ते वाक्‍्योंकी प्रवृत्ति समान ही है । 
5 विगत: धो जिस प्रकार चार धर्मोसे युक्त मूर्त 
चतुष्टयधर्ंवता विभज्यते, तथा और अमूर्तका विभाग किया गया है| 
० मूर्तामूर योस्तुल्ये उसी प्रकार उसी न्यायसे मूर्त रस- 
रसरसव॒तोरपि ल्‍्थे- (न और रस तथा अमूर्त ससवान्‌ 
नेव न्यायेन युक्तो विभाग) और रसका भी विभाग करना उचित 


# अर्थात्‌ जिस प्रकार अमूर्त भूत--वायु और अन्तरिक्ष जड जातिके हैं; 
उसी प्रकार उनका रस भी अमूते एवं जड होना उचित है| 

| जैसे कि मन्त्र २ और ३ में यह बतलाया है कि अ्मका मूर्त रूप मूर्तिमान, 
मर्त्य, स्थित ( परिच्छिन्न) और सत्‌ है तथा अमूर्त रूप अमूरतिमान३ अम्गृत, अस्थित 
(अपरिच्छिन्न ) और त्यत्‌ है। 


युक्त भवितुम्‌ ; वाक्यग्रवत्तेस्तु- 














५०८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बा या कब्र टपक, आन: प नाक (372 पक न्याई 3८2 %- ब्याह ८2 पक पका: >:220७- बाई <2:%, व्या: 2 ऋ, नया व: व्याई 2: 
6७७ हरे ४5 
न त्वधवेशसम्‌ । । है,+अर्धजरतीय न्यायका आश्रय लेना 
' उचित नहीं है | 
[क | वीक कैप | रा 
मूतरसेडपि मण्डलोपाधिश्वेतनो | पूर्व ०-[ जिस प्रकार हम अमूर्त 
' भूतोंके रसको चेतन मानते हैं, उसी 
विवक्ष्यत इति चेत्‌ ६ प्रकार ] यदि मूर्तमूतोंके रसमें भी 
मण्डलोपाघधिक चेतन ही विवक्षित 
| मानें तो * 
८ ७०७५ । 
अत्यव्पमिदमुच्यते, सर्वाश्रेव '. ्षेद्धान्ती-तुम्हारा यह कथन 


गा पिक्सज | बहुत थोड़ा है, क्योंकि यहाँ [ मूर्त 
तुम विवक्षि- 


! और अमूर्त रस ही नहीं ] सर्वत्र ही 
तत्वात्‌ । मूर्त और अमूत भूतमात्र ब्रह्मरूपसे 
विवक्षित हैं | 
पुरुषणब्दोथ्चेतनेज्लु पत्र पूर्व ०-किन्तु “पुरुष” शब्दका 
अचेतनमें प्रयोग होना तो सम्भव 
इति चेत्‌ ! नहीं है | 


न, पक्षपुच्छादिविशिष्टस्थैत. फिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
४ [ तैत्तिरीय-श्रुतिमं तो ] पक्ष भौर 
लिज्ञस्स पुरुषशब्दद्शनात्‌ | “न पुच्छविशिष्ट लिक्नशरीरको ही पुरुष- 


वा इत्थ॑ सन्‍्तः शक्ष्यामः ग्रजाः रीव्दवाची देखा गया है | तथा “हम 


यितुमिमान्सप्त पुरुषानेक इस प्रकार अलग-अलग रहते हुए प्रजा 
न : उत्पन्न नहीं कर सकते | अत, इन 


पुरुष॑ करवामेति त एतान्सप्त सौत पुरुषोंको हम एक कर दें- 


# जैसे रसवान्‌ ( भूत ) मूर्त और अमूर्त दो प्रकारके हैं, तथा जड हैं, उसी 
प्रकार रस भी मूर्त ओर अमूर्त--दो प्रकारका तथा जड द्वोना चाहिये | ऐसा 
विभाग नहीं करना चाहिये कि मूर्त रस तो जड है और अमूर्त रस चेतन है। 
क्योंकि ऐसी कल्पना अर्धजरतीय होगी, जो अनुचित है ! 

१. सात पुरुष ये ह--श्रोत्र, त्वकू, चक्षु, जिला, प्राण, वाक्‌ और मन | 





ब्राह्मण ३ ] शाइरसभाष्यार्थ ५०९, 
ब्कफक न्याद 32, न्याई 2 व्यर >:2 0, च्याई2-2॥4क यह: 2 या 27234 नये ८०) नया 2८2७० ब्यई 2:24, नहा ०:2४ ब्यए+-2क 
पुरुषानेक पुरुषमकुव न! इत्यादों | ऐसा विचारकर उन्होंने इन सात 
पुरुषोंकी एक कर दिया” इत्यादि 

अन्नरसमयादिषु च श्रुत्यन्तरे | अन्यश्रुतियोंके वाक्योंमें अन्नरसमयादि- 
है "| के अर्थमें पुरुष शब्दका प्रयोग किया 
पुरुषशब्दप्रयोगात्‌ । इत्यांधदवत्‌- गया है | 'यह अधिदेवत मूर्तामूर्त हैः 
ऐसा कहकर जो पूर्वोक्तका उपसंहार 
किया गया है, वह अध्यात्म मूर्तामूर्त- 
क्त्यर्थः ॥ ३॥ का विभाग बतलानेके लिये है ॥३॥ 


न्नच्च्स्ल्च्ण्फ््््ड्ििः 


अध्यात्म मू्तामूर्तके विभागपूर्वक मूर्तका वर्णन 


मित्युक्तोपसंहारोज्ध्यात्मविभागो- 


अधाध्यात्ममिदमेव मूर्त यदन्यत्माणान्व यश्वा- 
यमन्तरात्मन्ञाकाश एतन्मत्यमेतत्सथितमेतत्सत्तस्येतस्य 
मूतेस्येतस्य मत्येस्येतसय स्थितस्येतस्थ सत एष रसो 
यज्चक्षु! सतो होष रसः ॥ 8 ॥ 


अब अध्यात्म मूर्तामूतंका वर्णन किया जाता है। जो ग्राणसे तथा 
यह जो देहान्तर्गत आकाश है उससे भिन्न है, यही मूर्त है। यह मर्त्य है, 
यह स्थित है, यह सत्‌ है | यह जो नेत्र है वही इस मूर्तका, इस मर्त्यका, 
इस स्थितका एवं इस सतका सार है| यह सतका ही सार है ॥9॥ 


अथाधुनाध्यात्म॑ मूर्तामू्तयो अथ-अब मूर्तामूर्तका अध्यात्म- 


विभाग बतलाया जाता है---वह मूर्त 

विभाग उच्यते-किं तन्मृतेम 
न क्या है? यह ही है, यह क्या है * 
इदमेव, कि चेदम्‌ $ यदन्यतटआणाच | जे बराबर मिल है “लगाव इस 


वायोयश्रायमन्तरभ्यन्तरे आत्मज्ञा-| आत्मा---शरीरके भीतर जो आकाश 
त्मन्याकाशः खं शरीरखश्र यः ग्राण| है और जो देहस्थ ग्राण है इन 
एतदू हय॑ वर्जयित्वा यद्न्यच्छरी- दोनोंकी छोड़कर जो शरीरके 


७१० बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 

बट पक, पाई 2, कट फ बय ने: के. ब्याई 22, ब्यो>:2% व्यद>:23% व्याई224, नया: नया: नहा ८2, बाई: 
रास्म्मक भूतत्रयम्‌ , एतन्मत्ये- | आरम्मक तीन भूत हैं वे ही मर्त्य 
हैं--इस प्रकार अन्य सब पूर्ववत्‌ 
समझना चाहिये | 


एतस्प सतो होेष रसः-य्चक्षु--.. इस सतका ही, यह जो चक्लु 

हर | है, रस है। अर्थात्‌ आध्यात्मिक 

रिति; आध्यात्मिक शरीरास्म्भ- । यानी शरीरासम्मक भूतोका यही रस 
कण कार्यस्यैष रसः सार: तेन हि | यानी सार है, जिस प्रकार अधिदैषत 
सारेण साखबदिद॑ शरीर॑ समस्त मूर्तवर्ग आदित्यमण्डलके कारण सार- 
वान्‌ है, उसी ग्रकार यह समस्त 


यथाधिदेवतमादित्यमण्डलेन । | शरीर उस सारसे ही साखान्‌ है। 


ग्राथम्यात्च-चश्लुपी एवं ग्रथमे |. [शरीरके अवयवोर्मे] प्रथम होनेके 
कारण भी चक्षु सार हैं । उत्पन्न 
सम्भवतः सम्भवत इति । “तैजो होनेवाले जीवके सबसे पहले नेत्र ही 


रसो निरवतेताभि/” इति लिझ्ञत्‌; | होते हैं | इस विषयमें “अग्नि 


कह! 


हि तेजरूप रसवाला हुआ” यह लिव्न 
तेजस हि चक्षु; एतत्सारम्‌ |है। चक्षु भी तैजस ही हैं, 
आध्यात्मिक: आध्यात्मिक भूतत्रय चक्षुरूप साखाले 

त्मक भूतत्रयम्‌ ; सतो | &] है | व्यह सत॒का ही रस है? यह 
हेष रस इति मूर्तत्वसारत्वे कथन सत्‌ (तीनों भू्तों) का चक्षुके 
रे थे मूर्तत्व एवं सारत्वमें हेतुत्व-प्रतिपादन 


मित्यादि समानमन्यत्पूवेण । 


हेत्वर्थ 
:॥ ४॥ करनेके लिये है# || 9 ॥ 
“पक 89- 


+ तात्पर्य यह है कि चक्षु मूर्त है, अतः उसका तीर्नों मूर्त भूतोंका कार्य 
होना उचित ही है, क्योंकि वह मूर्तके समान घर्मवाला है, तथा देहके सम्पूर्ण 
अवयवोंमे प्रधान होनेके कारण वह आध्यात्मिक तीनों भूतोंका रस--सार है--यह 
ठिद्ध होता है । 








ब्राह्मण ३ ] शादूरभाष्याथे ५११ 
अप पक अकसर, आन 2७ न्य "3७ नई 2, चर 2-3७ जब 3% "कई 2:23, ज+१ ५७ न: 2 ब्या>29 ं<>:क्‍ 


अध्यात्म अमूर्तका उत्तके बिशेषणोंसहित वर्णन 
अथामूर्त प्राणश्र यश्रायमन्तरात्मन्नाकाश एतदमृत- 
मेतचदेतत्त्यत्तस्येतस्यामू्तस्येतस्याम्रतस्येतस्य यत एतस्य 
त्यस्येष रसो योउ5यं दक्षिणेक्षन्पुरुषरत्यस्य होष रसः॥१॥ 


अब अमूर्तका वर्णन करते हैँं---प्राण और इस शरीरके अन्तर्गत जो 
आकाश है, थे अमूर्त हैं, यह अमृत है, यह यत्‌ द्दे॑ और यही त्यत्‌ है । उस 
इस अमूर्तका, इस अमृतका, इस यतका, इस त्यतका यह रस है जो 
कि यह दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष हैं, यह त्यत॒का ही रस हैं ॥५॥ 
अथाधुनामृतंमुच्यते | यत्परि- | अथ-अब अमूर्तका वर्णन किया 
जाता है। जो बचे हुए दो भूत ग्राण 
और यह देहान्तर्गत आकाश हैं, वे 
मन्तरात्मन्नाकाशः, एतदमूतेम्‌ | | अमूर्त हैं। शेप अर्थ पूर्वयत्‌ है। 
इस त्यत्‌का यह रस यानी सार है, 
जो कि यह दक्षिण नेत्रान्तर्गत पुरुष 
रसः सारः योषज्य॑ दक्षिणेउ्श्ु- | है, 'दक्षिण नेन्रमें! इस प्रकार विशेष 
.. ». . ननेन्रका ग्रहण शाब्रग्रत्यक्ष होनेके 
न्पुरुपः-ःदाक्षणउक्षान्रात वशप- | कारण है । छिज्नदेहका विशेषरूपसे 
दक्षिण नेत्रमें अधिष्ठातृत्व है, ऐसा 
शात्रका प्रत्यक्ष है, क्योंकि समस्त 
हि दक्षिणेडक्षिण विशेषतोडधिष्ठा- श्रुतियोंमें ऐसा ही प्रयोग देखा गया 
है | प्यह त्यत॒का ही सार है? यह 
कथन पूर्वव्रत्‌ विशेषरूपसे ग्रहण न 
तथा ग्रयोगदशनात । त्यस्य झेष होनेके कारण त्यत्‌ ( अमूर्त दोनो 
भूतों ) का दक्षिण नेत्रस्थित पुरुष- 
' के अमूरतत्व और सारत्वमें ही हेतुत्व 
मृतंत्वसारत्वे एव हेत्वथः ॥ ५॥ प्रतिपादन करनेके लिये है || ५ | 


न स्स्ड्ट रस 5 


शेपितं भूतद्यं प्राणथ्ष यश्षाय- 


अन्यत्पूवंबत्‌ । एतस्य त्यस्येष 


ग्रहणम्‌,शा््प्रत्यक्ष॒त्वात्‌: लिड्जस 


त॒त्व॑ जास्रस्य प्रत्यक्ष॑ सवश्रुतिष । 


रस इति पूर्ववद्धिशेपतो5्ग्रहणाद- 


१२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बाई, बकरे बह" )2, बे, बे: ये: नई >:23%- नई 32.28 "आ८-:- 3७ “कक आई->:2% नया: 


इब्द्रियात्मा पुरुषके स्वरूपका वर्णन 
ब्रक्षण उपाधिमूतयोम्र्तामू- (सत्य! शब्दके वाच्य एवं बह्मके 
तयोः कार्यकरणविभागेन अध्या- | उपाधियूत अध्यात्म भर अधिदेवत 
त्माधिदेवतयोविभागों व्याख्यातः | मर्तामृ्तके विभागका कार्य-करणभेदसे 
सत्यशब्दवाच्ययोः | अथेदानीम्‌- | विभाग किया गया | अव-- 


तस्य हेतस्य पुरुषस्य रूपस्‌ | यथा माहारजन 
बासो यथा पाण्डवाविक यथेन्द्रगोपो यथाग्न्यचियंथा 
पुण्डरीक॑ यथा सकृद्धिय्ुत्त: सकृद्विद्युत्तेव ह वा अस्य 
श्रीमवति य एवं बेदाथात आदेशो नेति नेति न होत- 
स्मादिति नेत्यन्यत्परमस्त्यथ नामधेय< सत्यस्य सत्यमिति 
प्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ॥ ६ ॥ 


उस इस पुरुषका रूप [ ऐसा ] है जेसा हल्दीमें रँगा हुआ वद्च, 
जैसा सफेद ऊनी वस्न, जैसा इन्द्रगोप, जैसी अग्निकी ज्वाला, जैसा ख़ेत 
कमल और जैसी बिजलीकी चमक होती है | जो ऐसा जानता है, उसकी 
श्री विजडीकी चमकके समान [ सर्वत्र एक साथ फैलनेवाली ] होती है | अब 
इसके पश्चात्‌ 'नेति नेति? यह ब्रह्मका आदेश है | भ्नेति नेतिः इससे 
बढ़कर कोई उत्कृष्ट आदेश नहीं है | 'सत्यका सत्यः यह उसका नाम 
है । प्राण ही सत्य हैं, उनका यह सत्य है | ६ ॥ 





तस्य हेतस्य पुरुपस्य करणा- '. उस इस इन्द्रियात्मा लिक्नशरीररूप 
त्मनो लिड्रस्य रूप॑ वक्ष्यामो पुरुषके वासनामय, मूर्तामू्त खरूपकी 
बासनामय॑ मूर्तामृतवासनाविज्ञा- वासना और विज्ञानमयके सयोगसे 
नमयसंयोगजनित विचित्र पट- | उत्पन्न हुए, वस्र या भित्तिपर लिखे 








१. वर्षा ऋतुमें उत्पन्न होनेवाला एक छाल रगका कीड़ा । 


प्राह्षण ३ ] 


शाउरभाष्या्थ 


णजश्३ 


नया 7..3७ "कई. _--पक व्यॉ:-..2- प:--.४७ जय ६2-30 च्यई:-2. 3७ “या -.%, न्याई 20, जाई <2)क न्यह<70|४ चाई ८2), नई <:2]0 


भित्तिचित्रवन्मायेन्द्रजालम॒ग- 
तष्णिकोपमं सर्वव्यामोहास्पद्स- 
एतावन्मात्रमेव आत्मेति विज्ञान- 
वादिनो वेनाशिका यत्र आन्ता। 
एतदेव वासनारूप पटरूपवदा- 
त्मनो द्रव्यस्थ गुण इति नेया- 
यिका वेशेपिकाश्व सम्प्रतिपत्ता॥ 
इदमात्माथ त्रिगुणं खततन्त्र प्रधा- 
नाश्रयं पुरुषार्थेन हेतुना प्रवतत 
इति साहयाः । 
ओपनिपदम्मन्या अपि केचि- 
भर्ठप्रप्ममतो- त्यक्रियां रचयन्ति- 
पन्‍्यात्तः मृर्तामृतराशिरेक+ 
प्रमात्मराशिरुत्तमः, . ताभ्याम- 
न्‍्यो5्यं मध्यमः फिल दतीयः 


कर्ता भोक्त्रा विज्ञानमयेन अजात- | 


शत्रुग्नतिनोधितिन सह विद्याकर्म- 
पूर्वप्र्ञासमुदायः; प्रयोक्ता 
कमराशिः, ग्रयोज्यः पूर्वोक्तो 
मृर्तामृतभूतराशिः साधने चे- 
ति । तत्र च ताकिकेः 


सह सन्धिं कुबन्ति | लिड्राभ्रय- 
बू० उ० <६७- 


हुए चित्रके समान विचित्र तथा माया, 
इन्द्रजाल एवं घ्गतृष्णाके समान सब 
प्रकारके व्यामोहके आश्रयभूत रूपका 
वर्णन करते हैं, जिसमे कि विज्ञान- 
वादी वेनाशिकोंकों ऐसा श्रम हो 
गया है कि बस इतना ही आत्मा है, 
नैयायिक और वेशेषिक ऐसा मानने 
लगे हैं कि यह बासनारूप ही पटके 
रूपके समान “आत्मा? नामक द्रब्यका 
गुण है तथा साख्यवादियोंका मत है 
कि यह तीन ग्रुणवाला, खतन्त्र एव 
प्रधानहूप आश्रयत्राला [ अन्त 'करण ] 
पुरुषारथके हेतुसे आत्माके लिये 
प्रवृत्त होता है | 

कोई-कोई अपनेको उपनिषद्‌- 
सिद्वान्तावलम्बी माननेवाले भी ऐसी 
प्रक्रिया रचते हैं---एक तो मूर्तामूर्त- 
राशि है और दूसरी परमात्मसज्ञक 
उत्तम राशि है | तथा अजातरान्नद्वारा 
जगाये हुए कर्ता, भोक्ता विज्ञानमय- 
के साथ जो विद्या, कर्म और पूर्व- 
प्रज्ञका समुदाय है, वह पूर्वोक्त 
दोनोंसे भिन्न तीसरी मध्यम राशि है। 
[ विद्या, पूर्वप्रज्ञा और ] कर्मका 
समुदाय प्रयोजक है तथा पूर्वोक्त 


(5 


क्तो . मूर्तामूतभूतराशि एवं. ज्ञान-कर्मके 
| साधन ( कार्यकारणसमूह ) प्रयोज्य 


हैं । इस प्रकार तीन राशिकी कल्पना 
कर लेनेके पश्चात्‌ वे ताकिकोंके 


। साथ सन्धि कर लेते हैं। और यह 


ण्श्छ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बस नि नि: नए ब्कॉर्टट 2; पाई: 4४० "२ आए, जाई: २2% न <2७ बह नि, 


इ्वैष कर्मराशिरित्युकत्वा पुनस्त- | कर्मराशि लिक्नदेहके आश्रित है, ऐसा 
यत्वमयात्‌, सर: कहकर फिर उससे साख्य-सिद्धान्त हो 
तसख्रस्यन्तः साहुयत्वभ्यात्‌, सवः जानेके डरसे डरते हुए ऐसा कहने 
कर्मराशिः-पृष्पाश्रय. इबगन्धः | लगते हैं कि जिस प्रकार पुष्पके आश्रय 
रहनेवाला गन्ध पुष्पके न रहनेपर 
भी पुड़िया या तैलके आश्रित रहता 
तद्वतू--लिझ्ञवियोगेजपि परमा- | है, उसी प्रकार सम्पूर्ण कर्मराशि, 
लिटड्वदेहका वियोग होनेपर भी, 
लोकदेशमाश्रयति, स परमात्मेक- परमात्माके एक देशको आश्रय करती 
देशः किलान्यत आगतेन शुणेन | है और परमात्माका वह एक देश 
अन्यसे ग्राप्त हुए उस गुणरूप कर्मके 
द्वारा, निुण होनेपर भी, सगुण हो 
सन्‌, स कर्ता भोक्ता बध्यते | जाता है, तथा वह विज्ञानात्मा कर्ता 
मुच्यत थे विशालित्मो अत मे भेक्ता ही बद्ध या मुक्त होता है---इस 
च्यते च अप की प्रकार वे वैशेषिकोके चित्तका भी 
पिकवित्तमप्यनुसरन्ति; स च | अनुसरण करते हैं । भूतराशिसे 
आनेवाली वह कर्मराशि खत. निर्गुण 
ही है, क्योंकि वह परमात्माका ही 
निगुण एवं परमात्मकदेशत्वात्‌ ; एक देश है। खय॑ उत्पन्न हुई 
अविया अनागन्तुका होनेपर भी 
[ पृथिवीके घर्म ] ऊसरके समात 
काप्यूपरवदनात्मधम+---इ त्यनया । अनात्माका धर्म है। इस प्रकार इस 
कल्पनासे वे साख्यमतावलम्बियोंकि 
चित्तका भी अनुसरण करते हैं। 


पुष्पवियोगे5पि पुटतैलाश्रयो भवरति; 
- कर्मणा समुणों भवति निर्मुणोअपि 


७ ८७. (0 पे 
कमेराशिभूतराशरागन्तुक, खतो 
खत उत्थिता अविद्या अनागस्तु- ! 


करपनया. साइुख्यचित्तमनु- 
वर्तेन्ते । 
सर्वमेतत्ताकिकेः सह सामज्ञ- .. वार्किकोंके साथ सामशझ्षस्‍्थकी 

| हक 

तप्निससनम्‌ स्थकृल्पनया रमणीय॑ . कल्पना करके वे इस सारी व्यवस्थाको 


घ्राद्मण ३ ] 


शाइरभाष्याथ 


ण्र५ 


चर -".2० न्याद ज..+०० «का -2७. जा -.2७0 जो. <>..3७- च्याक 38 अकाई 7.20 च्यक 33, जाए "92० नाक --#0 2७ च्क-7.) नए 


पर्यन्ति, 
मवेन्यायविरोध॑ च. पश्यन्ति; 
कथम्‌ * उक्ता एवं तावत्साव- 
यव॒त्वे परमात्मनः संसारित्वसत्रण- 
त्वकमफलदेश संसरणानुपपत्त्याद- 
यो दोषा४ नित्यभेदे च विज्ञा- 
नात्मनः परेणकरत्वानुपपत्ति: । 
लिड्रमेवेति चेत्परमात्मन 
उपचरितदेशत्वेन कल्पितं घट- 


फरकभृछिद्राकाशादिवत्‌ , तथा 


| कथ बा 


लिड्डवियोगेजप परमात्मदेशा- 


श्रयणं वासनायाः । अविद्यायात्र 


खत उत्थानम्‌ ऊपरवत्‌-इत्यादि- 


कल्पनानुपपन्नेच । न च वास्प- 


नोपनिपृत्सिद्धान्तं 


रमणीय मानते हैं, किन्तु औप- 
निपदसिद्धान्तको तथा सब प्रकारकी 
युक्तियोसे आनेबाले.. विरोधकों 
नहीं देखते। सो किस ग्रकार * 
परमात्माका सावयत्रत्य स्वीकार करने- 


' पर उसमें ससारित्व, सच्छिद्रत्य तथा 


कर्मफलभोगके स्पानमें उत्पन्न होनेकी 
अनुपपत्ति आदि दोप बतलाये ही गये 
हैं| और यदि उनमें भेद माना जाय 
तो विज्ञानात्माका परमात्माके साथ 
अमेद होना सम्भव नहीं हैं । 

और यदि यह कहो कि घठाकारा, 
करकाकाश और भूहछिद्वाकाशादिके 
समान लिछ्रारीर ही परमात्माके 
ओपचारिक एकदेशरूपसे कल्पित 
है [ अर्थात्‌ लिट्ठरूप उपाधिसे कल्पित 
जो परमात्माका अंश हैं, वह 
जीवात्मा है] तो ऐसी अवस्थामें 
लिझ्देहका वियोग होनेपर भी वासना 
परमात्माके एक देशको आश्रित कर 
लेगीर तथा 'ऊसर भूमिके समान 
अवियाका खय॑ ही उदय हुआ है? 
इत्यादि कल्पना असगत ही ठहरेगी। 
इसके सित्रा अपने निवासयोग्य 


9 स्वप्न भादि अवस्या्;मे लिछन-देहका वियोग होनेपर जीवात्मामें वाउना 
न्ीं रह वफज़्ती, क््योंफि लिझका अभाव दो जानेपर उठके अघीन रहनेवाले जीव- 
का भी अभाव हो जाना सम्भव है। अत- लिन्लका अभाव होनेपर जीवर्मे वाउना 
रहती प--बह प्रक्रिवा असतगत होगी, इसलिये यह मत ठीक नहीं है । 


५१ 


बृदददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बहा नाई 2: 22% व्यू 2:22 नहा (२722, चढ. २०2स्‍% नयाई ८2% वह: व्यय (२4%, जाई >-2स्‍क नई नए, 


देशव्यतिरेकेण बासनाया वस्त्व- | स्थानको छोड़कर किसी अन्य कसतुमें 


न्तरसश्वरण॑ मनसापि कल्पयितुं 
शक्यम्‌ । 

न च॒ श्रुतयो गच्छन्ति 
“क्ामः सट्छल्यो विचिकित्सा” 
( क्ष० 35० १। ५। ३ ) “हृदये 
हेव रूपाणि/ (३।९५९। 
२० ) “ध्यायतीव लेलायतीव” 
(४।३।७) “कामा येज्य 
हृदि श्रिता”! (४।४।७) 
“तीणों हि तदा सर्वाब्छोका- 
न्हृद्यय” (४ ।३ | २२) 
इत्याद्याः | न चासां श्रुतीनां 
श्रुतादर्थान्तकल्पना न्यास्या, 
आत्मनः परबह्मत्वोपपादनार्थपर- 
त्वादासाम) एतावन्मात्रार्थेपक्षय- 
त्वाच्च सर्वोपनिषदाम्‌ । तसा- 
च्छृत्यथंकल्पनाकुशलाः सर्व ए बोप- 
निषदर्थमन्यथा कुवेन्ति | तथापि 
वेदाथश्चेत्यात्कामं भवतु। न मे 
द्वेषः । 


नच ६ वाव ब्रह्मणो रूपे' 
इति राशिन्रयपक्ष समझ्ञसम्‌ ; 


वासनाके सच्बरित होनेकी तो मनसे 
भी कल्पना नहीं की जा सकती। 


तथा इस विषय “काम, संकल्प 
और संशय,” /हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित 
हैं??, “मानो ध्यान करता है, मानो 
वेगसे चल रहा है”, “जो संकल्प इसके 
हृदयमें स्थित हैं??, “उस समय वह 
हृदयके समस्त शोकोंसे पार हो जाता 
है?” इत्यादि श्रुतियाँ भी सहमत नहीं 
हैं| इन श्रुतियोंका यथाश्रुत भर्थ छोड- 
कर किसी दूसरे अर्थकी कल्पना करनी 
उचित नहीं है, क्योंकि ये आत्माका 
परअल्मत्व प्रतिपादन करनेमें प्रदत्त हैं 
तथा इसी अर्थर्में समस्त उपनिषदों- 
का पर्यवसान होता है | अतः 
श्रुतिके अर्थयी कल्पना करनेमें 
कुशल ये सभी लोग उपनिषदूके 
अर्थको उल्ठा कर देते हैं | तो भी 
यदि वह वेदका तात्पर्य हो तो भले 
ही रहे, मेरा उससे कोई द्वेष नहीं है। 


किन्तु [ भर्तप्रपन्नके ] राशित्रय- 
सिद्धान्तमें त्र्मके दो ही रूप हैं? ऐसा 
कहना उचित नहीं है; जब कि 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइस्भाष्यारथ 


५१७ 


यदा तु मूर्तामूतें तज्नितवासनाथ् 
मृतामू्ते द्वे रूपे, ब्रह्म च रूपि 
तृतीयम, न चान्यचतुर्थमन्तराले- 
तदा एतदनुकूलमवधारणम्‌ ,द्वे एव 
ब्रह्मणो रूपे इति। अन्यथा ब्ह्लेक- 
देशस्य विज्ञानात्मनो रूपे इति 
कर्प्पस परमात्मनों वा विज्ञाना- 
त्मद्वारेणेति। तदा च रूपे एवेति 
द्विवचनमसमझसम्‌ , रूपाणीति 
वासनाभिः सह वहुवचन युक्ततरं 
स्यात्‌-ठ्टे च मूर्तामू्तें वासनाथ 
तृतीयमिति । 

अथ मूर्तामू्ते एवं परमात्मनो 
रूपे, वासनास्तु विज्ञानात्मन इति 
चेतू--तदा विज्ञानात्मद्वारेण 
विक्रियमाणस्य परमात्मनः-इतीय॑ 
वाचोयुक्तिरनथिका स्थात्‌, वास- 
नाया अपि विज्ञानात्मद्वारत्वस्य 
अविशिष्टत्वातू; न च॒ वस्तु 


वस्त्वन्तरद्वारेण विक्रियत इति 


मूर्तामूत और तजनित वासनाएँ ये 
मूतत और अमूर्त दो रूप हों और उनसे 
रूपवान्‌ ब्रह्म तीसरा रूप हो तथा 
इनके बीचमें कोई चौथा रूप न 
हो, उसी समय ऐसा निश्चय करना 
ठीक होगा कि ब्रह्मके दो ही रूप हैं; 
नहीं तो ऐसा मानना होगा कि ये 
ब्रह्मके एक देश विज्ञानात्माके ही 
रूप है अथवा विज्ञानात्माके द्वारा 
परमात्माके रूप हैं| उस समय भी 
'छूपे! ऐसा द्विवचनान्त प्रयोग उचित 
नहीं होगा, अपि तु वासनाओंके साथ 
त्रित्व होनेके कारण 'रूपाणि? ऐसा 
बहुवचनान्त प्रयोग अधिक उचित 
होगा; अर्थात्‌ दो तो मूर्त और अमूर्त 
एवं तीसरा रूप वासनाएँ | 

यदि कहो कि परमात्माके रूप 
तो मू्त और अमूते दो दी हैं, 
वासनाएँ तो विज्ञानात्माकी हैं तो 
उस अवच्थामें [ मूर्तामूर्तके विषयमें ] 
ऐसी वाचोयुक्ति प्रदर्शित करना कि 
ये विज्ञानात्माके द्वारा विकारको प्राप्त 
होते हुए परमात्माके रूप हैं, व्यर्थ 
ही होगा, क्योकि विज्ञानात्माका 
द्वार्व तो वासनाओंके लिये भी ऐसा 
ही है । इसके सिवा एक वस्तु किसी 
अन्य दवा को प्राप्त 


७१८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


जय >2 व्याई2स्‍८ नई अट#० चकज-23%, यहा >:23% न्य२८2 नये: नाई आक नाई 7222 नह ०2;- ब्याई:2 ०७ न्यईक2, 


मुख्यया वृत्त्या शक्य करपयितुम ; 
न च विज्ञानात्मा परमात्मनो 
वस्त्वन्तम , तथा कब्पनायां 
सिद्धान्तहानात | तसाद्‌ वेदार्थ- 
मूढानां खचित्तप्रभचा एवमादि- 
कल्पना अक्षराह्या: न झक्षर- 
बाह्यों वेदार्थों वेदा्थोपकारी वा, 
निरपेक्षत्वादेदस्स प्राम्ताण्य॑ प्रति; 


तसाद्राशित्रयकल्पना अस- 
मज्नसा । 
योज्यं दक्षिणेड्क्षन्पुरुष/ 


अकतपरामश इति लिड्रात्मा प्रस्तु- 
तोथ्ध्यात्मे, अधिदेवे च 'य एप 
एतसिन्मण्डले पुरुष” इति, तस्य' 


होती है-ऐसी मुख्यत्रत्तिसि कल्पना 
भा नहीं की जा सकती। और 
विज्ञानात्मा परमात्मासे कोई भिन्न 
वस्तु भी नहीं है, क्योंकि ऐसी कल्पना 
करनेमें तो अद्वैतसिद्धान्तकी ही हानि 
होती है। अतः वेदार्थसे अनभिन्न 
उन पृरुषोंकी ऐसी मनमानी कल्पना 
वेदाक्षरोंसे बाह्य है और अक्षरोंको 
छोडकर किया हुआ अर्थ वास्तविक 
वेदार्थ अथवा वेदार्थ्मं उपयोगी नहीं 
हो सकता, क्योंकि अपने प्रामाण्पमें 
वेद किसीकी अपेक्षा नहीं रखता, अतः 
राशित्रयकी कल्पना ठीक नहीं है । 
यह जो दक्षिण नेत्रान्तर्गत 
पुरुष है? इस वाक्यद्वारा अध्यात्म- 
प्रकरणमें लिज्लात्माका वर्णन आरम्भ 
किया गया है तथा अधिदेव-प्रकरणमें 
यह जो इस आदित्यमण्डल्में पुरुष 
है? इस प्रकार “तस्यः इस पदसे 


इति अक्ृतोपादानात्स एवोपादी- | प्रकृत [ लिज्लात्मा .] का ग्रहण किये 


यते योज्सो त्यस्पामृतेस्थ रसो न 


तु विज्ञानमयः । 
ननु विज्ञानमयस्येवेतानि 


रूपाणि कसान्न भवन्ति ? विज्ञान- 
मयस्यापि प्रकृतत्वातू, तस्य' 


इति च्‌ अकृतोपादानात्‌ | 








जानेके कारण वह्दी ग्रहण किया गया 
है जो कि यह अमूर्त त्यतका रस है, 
विज्ञानमयका ग्रहण नहीं किया गया | 

पूव ०-यहाँ. विज्ञाममयका भी 
प्रकरण है, इसलिये ये विज्ञानमयके 
ही रूप क्यों नहीं हैं क्योंकि 
पतस्यः इस पदसे तो ग्रकृतका ही 
ग्रहण किया गया है | 


ब्राह्मण २ ] 


शाह्वरभाष्यार्थ 


५१९ 


बॉस यह २29 बडे ॥, जाई ७ "वाई ५3: अर... अक> 2: नए 72  ब्यप>:22% "या ५->:2 ५, प्यार ८2% व्य>:2:ऋ, 


नेवम्‌, विज्ञानमयस्थारूपित्वेन 
विजिज्ञापयिष्तित्वात्‌ ; यदि हि 
तस्येव विज्ञानमयस्येतानि माहा- 
रजनादीनि रूपाणि स्युस्तस्पेव 
नेति नेति!' इत्यनाख्येयरूप- 
तयादेशो न स्यात्‌ । 

नन्वन्यस्पेवासावादेशो न तु 


विज्ञानमयस्थेति ! 


न। पष्ठान्ते उपसंहारात्‌- 
“विज्ञातारमरे केन विजानीयात्‌” 
इति विज्ञानमय अस्तुत्य 
“स एप नेति नेति” (४।५।१५) 
इतिः #विज्ञपयिष्यामि' 
इति च ग्रतिज्ञाया अथव्वात्‌ । 
यदि च. विज्ञानमयस्थेव 
असंव्यवहायमात्मखरूप॑ ज्ञाप- 
यितुमिर्ट._ स्यास्मध्वस्तसवों- 
पाधिविशेषम, तत इयं॑ प्रतिज्ञाथ- 
वती स्थातू-येनासो ज्ञापितो 
जानात्यात्मानमेवाहं ब्रह्मासीति, 
शल्ननिष्ठां प्राग्नोति न बिभेति 
कुतश्रन । 


पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
| क्योंकि विज्ञाममयकों अरूपवान्रूपसे 
। बतल्ाना अभीष्ट है | यदि ये माहा- 
' रजनादिरूप उस विज्ञानमयके ही 
' हों तो उसीका 'नेति-नेतिः इस 
प्रकार अनिर्वचनीयरूपसे आदेश 
नहीं किया जा सकता | 
पूर्व ०-किन्तु यह आदेश तो 
किसी औरका ही है, विज्ञानमयका 
नहीं है ! 
पिद्धान्ती-नहीं, क्योकि “अरे 
' मैत्रेयि ! विज्ञाताकों किसके द्वारा 
जाने” इस ग्रकार [ विज्ञानमयरूपसे ] 
आरम्म करके छठे अध्यायके अन्तमें 
“वह यह आत्मा ऐसा नहीं है, ऐसा 
| नहीं है?” इस प्रकार उपसहार किया 
है तथा ऐसा माननेपर ही “विशेषरूप- 
। से ज्ञान कराऊँगा” यक्द प्रतिज्ञा भी 
। सार्थक हो सकती है | यहाँ यदि 
विज्ञनमयके ही सर्वोपाधिविनिमुक्त 
व्यवह्ारातीत आत्मखरूपका ज्ञान 
कराना अभीष्ट होगा तभी यह प्रतिज्ञा 
सार्थक हो सकेगी, जिसका ज्ञान कराये 
जानेपर यह अपनेहीको ५ बंका हैँ? 
ऐसा जानता और शाब्ननिष्ठाको प्राप्त 
' करता है तथा किसीसे भी भयकों 
| प्राप्त नहीं होता। 


१. अर्थात्‌ उपनिषद्के चौथे अध्यायमें । 


७२० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


व्यॉ चर 2 आई 2 नाई 22% न 22%, या, कर 22% नई २222, हॉट: नई के: नई व-क नई: 


अथ पुनरन्यो विज्ञानमयः/अन्यः 
नेति नेति! इति व्यपदिश्यते- 
तदान्यद॒दो ब्रह्मान्योष्हमस्मीति 
विपययो गृहीतः ख्वात्‌! न 
आत्मानमेवावेदहई॑ बह्लासि' 
(१। ४।९) इति। तसात्‌ 
तस्य हेतस्थ' इति लिड्डपुरुषस्थै- 
वेतानि रूपाणि । 

सत्यय्य च सत्ये परमात्म- 
लिज्ञात्मखरूप- खरूपे वक्तव्ये निर- 

निरूपणण बच्चे सत्यं वक्त- 
व्यम्‌ ; सत्यस्य च विशेषरूपाणि 
वासनाः, तासामिमानि रूपाण्यु- 
च्यन्ते, एतस्थ पुरुषस्थ प्रक्ृतस्य 
लिड्ात्मन एतानि रूपाणि; कानि 
तानि ? इत्युच्यन्ते-- 


यथा लोके। महारजनं हरिद्रा 
तया रक्त माहारजनं॑ यथा वासो 
लोके, एवं र्त्यादिविषयसंयोगे 
ताच्शं वासनारूपं रह्जनाकार- 
म॒त्पग्यते चित्तसय, येनासों पुरुषों 
रक्त इत्युच्यते वस्धादिवत्‌ । 


और यदि विज्ञानमय कोई अन्य 
हो तथा 'नेति-नेति! इस वाक्यसे 
किसी अन्यका निर्देश किया गया हो 
तो उस अवस्थामें प्यह ब्रह्म अन्य है 
तथा मैं अन्य हूँ? ऐसा विपरीत ग्रहण 
किया जायगा, “अपनेको ही जाना 
कि मै ब्रह्म हूँ” ऐसा ग्रहण नहीं 
होगा | अतः “तस्य हैतस्य” इत्यादि 
मन्त्रसे बताये हुए ये रूप लिल्न- 
| पुरुषके ही हैं 
सत्यके सत्य परमात्माका खरूप 
| बतलाना है, अतः यहाँ सम्पूर्ण 
सत्य बतढाना आवश्यक है । 
सत्यके ही विशेषरूप वासनाएँ हैं, 
उनके ये रूप बतलाये जाते हैं, ये 
इस ग्रकृत लिद्वात्मा पुरुषके रूप हैं, 
वे रूप कौन-से हैं? सो बतलाये 
जाते हैं- 
लोकमें जिस प्रकार माहारजन 
व्र--महारजन हल्दीको कहते हैं, 
उससे रँंगा हुआ जो वच्न होता है, 
वही माहारजन है, उसी प्रकार ख्री 
आदि विषयका संयोग होनेपर चित्त- 
का वैसा दी रझञ्ननाकार वासतामय 
रूप उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण 
यह पुरुष वस्लादिके समान रक्त ( रँगा 
हुआ या अनुरक्त ) कहा जाता है। 


ब्राह्मण ३ ] शाइूरभाष्या्थ ण२१ 
3), नए) नई >2॥% नए >: 2 कई: 2५७. यो 3 फ, चई ०-2७ “के >> ७, च्याई 2: 2) चहई 22७ जय >2 ७ याद ००2), 


यथा च लोके पाण्ड्वाविकम्‌, | पंथा लोकमें जिस प्रकार पाण्डु 
अपश्दगेय आविक ( सफेद ऊन ) होता है, 
अवेरिद्म्‌ आविकम्त्‌ ऊर्गादि, यथा | आबि ( भेड़ ) के विकार ऊन आदि- 
को आविक कहते है, जिस प्रकार 
, बह पाण्डुर ( ब्रेतवर्ण ) होता है, 
रूपम्‌। यथा च लोके इन्द्रगोपो- | उसी प्रकार दूसरी वासनाका रूप 
हि है | इसी प्रकार छोकमें जैसे इन्द्र- 
अत्यन्तरक्तो भवति, एवमस्थ | गोप कीड़ा अत्यन्त छाल रंगका होता 
है, वैसा ही इस पुरुषकी वासनाका भी 
रूप होता है| यहाँ कहीं तो विषय- 
पेक्षया रागस्य तारतम्यम्‌, विशेषकी अपेक्षासे रागका तारतम्य 
है और कहीं पुरुषकी चित्तवृत्तिकी 

कचित्पुरुषचित्तवृत््यपेक्षया । | अपेक्षासे है । 


यथा च लोकेडरन्यचिर्भाखरं॑ |. तथा छोकमे जिस प्रकार अग्निकी 


भवति/तथा क्चित्कस्यचिद्यासना- | दौतिमती होती है, वैसे ही 
, कही-कहीं किसीकी वासनाओंका 


रूप॑ भवति । यथा पुण्डरीकं | रूप भी होता है | और जिस तरह 


शुक्कम) तद्॒दपि च वासनारूप॑ ' पुण्डकीक ( खेत कमल ) सफेद 
कस्यचिद्धबति । यथा सकृद्धि- | का होता है, उस प्रकार भी किसी- 
चुत हक सेहगिलोतन की वासनाओंका रूप होता है। 
युत्तम! यथा लोके स जिस प्रकार सक्ृहियुत्त---लोकमें 
सर्वतः प्रकाशर्क भवति, तथा! जिजठीका एक बार चमकना सब 
हि | ओर प्रकाश करनेवाला होता है, 
ज्ञानप्रकाशविदृद्डयपेक्षया कस्य- | वैसे ही ज्ञानरूप प्रकाशकी बृद्धिकी 


चिद्दासनारूपप्तपजायते । नेषां अपेक्षासे किसीकी वासनाका रूप 
53५५8 . | हो जाता है । वासनाके इन 
वापनारुपाणामादरन्ता मध्य | छपोके आदि, अन्त, मध्य, संझुया 


सझ्डया वा, देशः कालो निमित्त ! अथवा देश, काल या निमित्तका कोई 
बृ० उ० दिदे-- 


च्‌ तत्पाण्डुरं भवति।तथान्यद्वासना- 


वासनारूपम्‌ । कचिद्िषयविशेषा- 





णर२ 


बुहदारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्कॉएजिट बॉ बॉरटि20० नाई 22७ चह2% नाई: आई ५:20, नई २८2:% बहा: नाई ८2), जाई ->2:, या क 2, 


वावधायते--असह्डयेयत्वाद्यास- 
नाया/ वासनाहेतूनां चानन्त्यात्‌ | 


निश्चय नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वासनाएँ अगणित हैं और 
वासनाभोके हेतुओंका भी कोई अन्त 
नहीं है; जैसा कि छठे (उपनिषद्के 


तथा च वक्ष्यति पष्ठे-इृदंसयो- 
तथा च वल्ष्यति पह्ठे-*इदं ... | चौथे) अध्यायमें “इदंमय, अदोमयः” 
उदोमय/” (४। ४।५) इत्यादि । | आदि श्रुति बतरूवेगी | 


तस्ान्न खरूपसह्डथावधार- । अतः: “जिस प्रकार माहारजन 
हि , वतच्न होता है? इत्यादि दृष्टान्त खरूप- 
णार्था दृश्ान्ताः-'यथा माहारजनं सल्याकों निधय करके लिए: नह 
वास इत्यादयः, किंतहिं ? प्रकार-, हैं, तो फिर किसलिये हैं ? रूपोंका 
प्रकार प्रदर्शित करनेके लिये हैं 
अर्थात्‌ वासनाके रूप इस-इस 
वासनारूपाणीति । यत्तु वासना- प्रकारके हैं--यह दिखानेके लिये 
पित्त हैं | अन्तमें जो “एक बार बिजलीके 
2 कक . ; चमकनेके समान! वासनाका रूप 
दिखाया गया है, वह यह दिखानेके 
लिये है कि अब्याकृतसे प्रादुर्भूत होते 
हुए हिरण्यगर्भशी बिजलीके समान 
एक बार ही अभिव्यक्ति होती है। 
अत: जो उस हिरण्यगर्भकी वासनाके 
रूपको जानता है,उसकी सकृद्विय्वुत्ता- 
सी होती है| यहाँ (” और 'ैः-' 
ये दोनों निपात निश्चयार्थक हैं। 
तात्पर्य यह है कि इस प्रकार जो 
वासनाके इस अन्तिम रूपको जानता 
है, उसकी इसी प्रकार श्री यानी 
ख्याति होती है, जेसी कि 
हिरण्यगर्भकी | 


प्रदशनार्थाः--एवम्प्रकाराणि हि 


मिवेति, तत्किल हिरण्यगर्भेस्य 

अव्याकृतात्मादुर्भवतः तडिद्वत्स- 
कृदेव व्यक्तिमंवतीति; तत्तदीय॑ 
वासनारूपं हिरण्यगर्भस्य यो वेद 
तस्य सक्ृद्ियुत्तेव, ह वे इत्य- 
वधारणाथों, एवमेवास्य श्रीः 
ख्यातिभवतीत्यथः, यथा हिरण्य- 
गर्भस्य-एवमेतद्थोक्त॑ वासना- 
रूपमन्त्यं यो वेद । 


थाद्यण दे | 
च्या + पक चयाए. "कक ना. पे फे> व्यक >: पक आह: > फेक च्यक3, + 2० 

एवं निरवशप॑ सत्पस्य ख- 
पर ९ ७ रूपेममिधाय, यत्त- 

नए त्सत्यस्थ सत्यम- 
वोचाम तस्पेव स्वरूपावधारणाथ॑ 
प्रयण इदमारभ्यते--अथा- 
नन्तरं सत्यस्थरूपनिदेशानन्तरम्‌! 
यत्मत्वस्थ सत्यं तदेबावशिप्यते 
यन्मादतस्तस्मात्मत्यस्थ सत्य 
म्बस्पं निदेज्ष्यामः । आदेशों 
निर्देशों ब्रञ्मणण॥ कः पुनरसा 
निर्देश-? रत्युच्यते-नेति नेतीत्येय॑ 
निर्देशः । 

ननु कथमास्यां 'नेति नति! 
इति ग्रच्दाभ्यां सत्यस्थ सत्य 
निरदिदिक्षितम्‌ ? इत्पृच्यते-- 
सर्वोपाधिविशषापोदहन । यम्मिन्त 
कशिदिशेषाउम्ति-नाम वा रूप॑ 
वा कम या भेदों वा जातिर्या 
गुणो वा; तद॒द्ारंण हि शब्द- 
प्रवृत्तिमयति | न चंपां कंथम्रिद । 
विशेषों अद्षण्यस्त; अतो न 
निरदप्ट शक्‍्यते-इद॑ तदिति । । 
गौरसी स्पन्दते शुक्तो विषाणीति / 


शाएरभाष्याव 


५ररे 
का >, पक का -)पक याई-3-20७ व्या-->3क० नया 2-3 

उस प्रकार सके अशेप खरूपका 
निरूपण कर, जिसे एमने सत्यका 
सत्य कहा ऐ, उसी बक्षके खरूपका 
नि-य करनेफे लिये यह आगेका प्रन्य 
आरम्भ किया जाता एं-अथ-अनन्तर 
अर्थात्‌ सम्यके सरूपका निरूपण 
फरनेके प्नात्‌ , क्योकि जो सत्यका 
सत्य ए दी बच रइता ऐ, अतः- 
इसलिये हम सत्यफे सत्य खखस्ूपका 
निर्दश करेंगे। आदेश अर्थात्‌ ब्रक्षका 
निर्श | किन्तु वह 'निर्दशाः क्‍या 
ऐ सो बताया जाता ऐ--नेति 
नेति! इस प्रकार किया इआ निर्देश | 

फिन्तु 'ेति नेति! इन दो 
शच्दोंदारा सत्यके सत्यका निरूपण 
किस प्रकार अभीष्ट ऐ, सो बतलाया 
जाता ऐ -- समस्त उपाधिरूप पिशेपके 
निषधद्वारा [ उसका निरूषण किया 
गया ए ] जिसमे कि नाम, रूप, 
कर्म, भेद, जाति अयबा गुणरूप 
कोई भी विशेषता नहीं है, क्योंकि 
शब्दकी प्रवृत्ति तो इनन्‍्हींके द्वारा 


९ फ 
आस. 


द्वोती ै। किन्तु ब्क्यमें इनमेंसे कोई 


भी विशेषता नहीं है, इसलिये “यह 
अमुक है? इस प्रकार उसका निर्देश 
नष्ठीं किया जा सकता। जिस प्रकार 
लोकमें यह बैल चेष्टा करता है, 
इवेत है, सींगोंवाछा है? ऐसा कहकर 


णुर७ 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[_ अध्याय २ 


यथा लोके निर्दिश्यते, तथा; 
अध्यारोपितनामरूपकर्मद्ारेण ब्रह्म 
निर्दिश्यते 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म 
( ३॥१९१२७-७ ) 'विज्ञानघन एव 
ब्रह्मात्मा! इत्येवमादिशब्देः । 
यदा पुनः खरूपमेव निर्दि- 
दिक्षितं भवति; निरस्तसर्वोपाधि- 
विशेषम्‌/ तदा न शकयते केन- 
चिद्‌पि अ्रकारेण निर्देश्रम। तदा 
अयमेवाभ्युपायः-यदुत ग्राप्तनिर्दे- 


छा जा बी> 


ग़ग्रतिषेधद्वारेण 'नेति नेति' इति 
निदंशः । 
इद च नकारद्रय वीप्साव्या- 


प्त्यथम्‌; यदथत्माप्त॑_ तत्तन्रि- 
पिध्यते | तथा च सति अनिर्दि- 
ष्टाशट्ढा ब्रकह्मणः परिहता भवति; 
अन्यथा हि नकारहयेन ग्रकृत- 


इयम्रतिपेधे, यदन्यत्प्रकृतास्मति- 


बैछका निर्देश किया जाता है, उसी 
प्रकार उसका निर्देश नहीं किया 
| जा सकता । भारोपित नाम, रूप 
' और कर्मके द्वारा 'क्म विज्ञान और 
आनन्दखरूप है?, “विज्ञानघन ही 
| अह्मात्मा है? इत्यादि शब्दोंसे ब्रह्मका 
' निरूपण किया जाता है । 
! किन्तु जिस समय सम्पूर्ण 
| उपाधिरूप विशेषसे रहित खरूपका 
| ही निर्देश करना अभीष्ट होता है, 
तब तो उसका किसी भी प्रकारसे 
निर्देश नहीं किया जा सकता; तब 
' तो यही एक उपाय रह जाता है कि 
| प्राप्त निर्देशके ग्रतिषेघद्वारा ही यह 
नहीं है, यह नहीं है? इस प्रकार 
उसका निरूपण किया जाय | 
यहाँ प्नेति नेतिः इन पदोंमें जो 
दो नकार हैं, वे वीप्सा ( द्विरुक्ति ) 
द्वारा [ समस्त विषयोंको ] व्याप्त 
करनेके ढिये हैं | अर्थात्‌ जो कुछ 
भी विषयरूपसे ग्राप्त होता है, इनके 
द्वारा उसका निषेध कर दिया जाता 
है। इससे ऐसी आशझ्ाका भी परिहार 
हो जाता है कि [समस्त वस्तुओंका 
निषेध करनेके कारण इनके द्वारा ] 
ब्रह्मका भी निर्देश नहीं हुआ। अन्यथा 
इन दो नकारोंके द्वारा जिन दो ग्रकृत 
वस्तुओंका निषेध किया गया है, उन 
प्रकृत प्रतिषिद्ध दो पदार्थोसे मिन्न जो 


ब्राह्मण ३ ] शाड्ूरमाष्याथ ण्रण 
च्याई< ८28 यह 2-2७, च्याई 2:22, व्याद>2;8७ "वाई >- ७ ५बई-:220, चई-० ७, या 2:28 व्य(>:2)%- व्याई 2८2), व्याद 29७ व्याई 244७ 
पिड्द्याहुआ तन निरदि टम) कीच्श॑ | ज्म है, उसका निर्देश नहीं हुआ; 
नु खल--शत्याशड्ठा न निवर्ति- | 'ढ कैसा हैं! इस आशक्षाकी 
प्यते; तथा चानथेकश्न स निर्देश), मिजाज न 
वेर्षिद .. «& [ पुरुषकी जिज्ञासाका निवर्तक न 
पुरुपस्य विविदिषाया अनिवते-  हनेके कारण वह निर्देश भी निरर्थक 
कत्वात्‌& 'प्रह्म ज्ञपयिष्यामि' । होगा; और मैं तुझे बह्मका ज्ञान 


इति च वाक्यम्‌ अपरिसमाप्ताथ | कराऊँगा? इस वाक्यका प्रयोजन भी 


स्यात्‌ | 

यदा तु स्वेदिकालादिबिवि- 
दिपा निवर्तिता स्यात्‌ सर्वोपाधि- 
निराकरणद्वारेण तदा सेन्धवघन- 
वदेकरसं प्रज्ञानधनमनन्तरमवाद्म॑ 
सत्यस्थ सत्यमहं ब्रह्मासीति सवंतो 
निवतते विविदिषा, आत्मन्येवाव- 
खिता प्रज्ञा भवति | तसाद्दी- 
प्साथे नेति नेतीति नकारहयस्‌ । 

ननु महता यत्रेन परिकरबन्ध॑ 
कृत्वा कि युक्तमेव॑ निर्दे्ट ब्रह्म 

बाढम्‌ ; 

कसात्‌ ६ 


अपूर्ण रह जायगा | 


किन्तु जिस समय सम्पूर्ण दिशा 
और कालादिसम्बन्धिनी जिज्ञासा निवृत्त 
हो जाती है,उस समय समस्त उपाधियों- 
के निराकरणद्वारा 'ैं लवणखण्डके 
समान एक रस, ग्रज्ञानधन, अन्तर- 
बाह्मशून्य और सत्यका सत्यरूप 
ब्रह्म हूँ? ऐसा बोध होता है। अतः 
सब प्रकारसे जिज्ञासाकी निदृत्ति हो 
जाती है और आत्मामें ही बुद्धि 
निश्चत हो जाती है; इसलिये 
नेति नेति? ये दो नकार वीप्साके 
ल्यि ही हैं। 

पूर्व०-तो क्‍या बड़े प्रयक्से 
कमर कसकर ब्रह्मका इस प्रकार 
निरूपण करना उचित है 

पिद्धान्ती-हाँ | 

पूर्व ० -कैसे 


ण्रद बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बकाया 22० चाह >-2:ऋ यह >- 2 चार्ज क व्याई २2: बा (22% नाई के ना 22०. बढ: ब्याई2;% व्या न 
न हि-यस्तात्‌) इति न, इंति पिद्धान्ती-न हिः--क्योंकि न! 
ली | पदसे अर्थात्‌ '(इति न, इति न! इस 
)ै इत्येतसात्‌ डे 
गज 000 | भादेशके इति! शब्दसे व्याप्तव्य 
प्रकारा नकारह॒यबविषया निर्दि-। नकारहयसे सम्बन्ध रखनेवाले समस्त 
५ ' विषयोंके प्रकारोका निर्देश किया गया 
रसण 
अयन्ते, यथा ग्रामो ग्रामो रमणीय के जिले अकारति हवन गॉव्सन्दरक 
इति, अन्यत्परं निर्देशन॑ नास्ति; | वीप्साद्वारा सभी गाँव अभिग्रेत हैं, 
पा इससे उत्कृष्ट कोई और निर्देश नहीं 
तसादयमेव न ब्रह्मणः । इसलिये 

तसादयमेब निर्देशों भद् । है, इसलिये यही ब्रह्मका निर्देश है। 


यदुक्तम्‌-तस्योपनिषत्सत्ययय और ऐसा जो कहा कि 'सत्यका 
सत्य” यह उसकी उपनिषद्‌ है, सो 


सत्यम्‌! इति, एवंग्रकारेण सत्यस्य 

मी | | इस प्रकारसे वह पस् सत्यका सत्य 
सत्यं तत्परं त्रह्मम अतो युक्तमुक्त | है। अत: यह ब्रह्मका उचित ही 
नामभेय॑ ब्रह्मणः, नामेव नाम- | नामघेय बतछाया गया है | नाम ही- 


पेयम्‌; किं तत्‌ ? सत्यस सत्य को नामघेय कहा जाता है, वह 
4 
क्या है “--सत्यका सत्य है-- 


चर + 
ग्राणा वे सत्यं तेषामेष सत्य- | प्राण ही सत्य हैं और यह उनका 
मिति ॥ ६॥ भी सत्य है || ६॥ 


। 


-+ह०»<88-०-8- 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
तृतीय मूर्तामूतब्राह्मणम्‌ || ३ ॥ 





चतुय कत्हणः 





याज्ञवल्क्य-सेत्रेयी-संवाद 

आत्मेत्येवोपासीतः . तदेव “आत्मा है! इस प्रकार ही 
तसिन्सवेस्तिन्पद्नी-| उपसना करे; वह आत्मतत्त ही 
यमास्मतत्तम) यसता-| * सत्र म्रापतत्य है, क्योंकि वह 
सोयः पुत्रादेः--इत्युपन्यलख पुत्रादिसे भी बढ़कर प्रिय है, इस प्रकार 

वो र्योमपियग जिसका उपन्यास किया गया है, उस 
चाबयस्थ व्यार सम्ब- ब्ियोन पिपधक सर्लत 
कोल न  जमिशिति लय तल: वाक्यके व्याख्यानविषयक सम्बन्ध और 
20 कर कप कर अंदाशीदि दी | प्रयोजनका “उसने आत्माको ही जाना 
त् न्रह्मासीति तसता- | & मै ब्रह्म हूँ, इसलिये वह सर्वरूप 


त्त्सवमसवत' (१। ४। १० ) | हो गया' इस वाक्यमें वर्णन किया है | 
इति; एवं प्रत्यगात्मा ब्ह्म- | इस प्रकार यह बात दिखायी गयी है 
विद्याया विषय इत्येतदुपन्यस्तम्‌ | | कि प्रत्यगात्मा ब्रह्मविद्याका विषय है। 

अविद्यायाश्र विषय+-अन्यो5इ- | इसी प्रकार जो चार्तुर्वर्ण्यादि 
सावन्योष्हमसीति न स वेद! | तरिभागके निमित्तभूत पाडूक्तकर्महूप 
(१ ] ४ | १०) हइत्पारम्य साध्यसाधनचाला और बीजाडुरके 


उपक्रम 


गरिमा समान व्यक्ताव्यक्तरूप है, उस 
चातुवण्यप्रविभागादिनिमित्तपाड्ू- | अविद्याके विषयभूत नाम-रूप-कर्म- 


कर्मसाध्यसाधनलक्षणों वीजाडूुर- मय संसारका यह हे है और मैं 

_ _. अन्य हूँ--ऐसा जो जानता है 
बढ़व्याकृताव्याकृतखभावो नाम-। _ से जञानतः यहाँसे आरम्भ 
रूपकमोत्मकः संसारः अय॑ वा , करके यह नाम, रूप और कर्म 
इंद नाम रूप कम! (१।६। त्रयरूप है? इस प्रकार उपसंहार 


१) इत्युपसंहतः । शाख्रीय किया है। इसके सिवा ब्रह्मलोकपर्यन्त 


ण२८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


नए कई 72 ना >7: न नल: पक बट नए: नई ०:७७. नाई >:2(0, जाई, जहा 35:2७, न कक 


उत्कषलक्षणो ब्रह्मलोकान्तोज्घो- 
भावश्र ख्थावरान्तोज्ञास्रीयः पूरव- 
मेव प्रदर्शि/ः-हया ह! (१। 
३। १) इत्यादिना । एतसाद- 
विद्याविषयाद्िस्क्तस्य प्रत्यगात्म- 
विषयत्रह्मविद्यायामधिकारः कर्थ॑ 
नाम स्यादिति--ततीये<्ध्याये 
उपसंहतः समस्तो5॑विद्याविषयः । 

चतुर्थे तु ब्रह्मविद्याविषय॑ 
प्रत्यगात्मानम्‌ '्रह्म ते ब्रवाणि' 
(२।१। १) इति ब्रह्म ज्ञप- 
यिष्यामि' (२। १। १५) इति 
च ग्रस्तुत्य/ तद़द्दोकमद्र्य सर्वे- 


विशेषशुन्य॑ क्रियाकारकफल- 
खमावसत्यशब्दवाच्याशेषभूतध- | 


मंग्रतिषेधद्वारेण निति नेति' इति 
ज्ञापितम्‌ । 


अस्या ब्रह्मविद्याया अद्भत्वेन 





उत्कर्षरूप शात्नीय भाव और स्थावर 
पर्यन्त अशाद्लीय अधोभावका भी 
“देव और असुर ये दो ग्राजापत्य थेः 
इस वाक्यद्वारा पहले ही प्रदर्शन 
कराया गया है । इस अविदाके 
विषयसे विरक्त हुए पुरुषका किसी 
प्रकार प्रत्यगात्मविषयक ब्रह्मविदया्मे 


अधिकार हो जाय---इसलिये तृतीय 
[भर्थात्‌ उपनिषद्के . पहले ] 
अध्यायमें ही अविद्यासम्बन्धी समस्त 
विषयका उपसहार कर दिया गया है। 

चतुर्थ अध्यायमें तो भमैं तेरे प्रति 
ब्रह्मका उपदेश करूँगा! तथा ीं 
तुझे ब्रह्मज्ञान कराऊँगा? इस प्रकार 


| अह्मविद्याके विषयभूत प्रत्यगात्माका 


आरम्भ कर क्रिया, कारक, फल, 
समाव और सत्य इन दब्दोंके वाच्य 
समस्त जीवघर्मोके प्रतिषेषद्वारा 
नेति-नेति? इस वाक्यसे उस अशेषवि- 


शेषशून्य एक अद्ययत्रह्मका ज्ञान 
कराया गया है | 


अब इस ब्रह्मविद्याके अन्नरूपसे 


सन्यासख अक्ष- सन्‍्यासो विधित्सित:,| संन्‍्यासका विधान करना है, क्योंकि 

विधाकलम जायापुत्रवित्तादिल- | ली, पुत्र एवं धनादिरूप पाइकर्म 
क्षणं पादक्त॑ कर्माविद्याविषय | अविद्याका विषय है, वह आत्प्रापि- 
यसाज्नात्मप्राप्तिसाधनस्‌; अन्य- | का साधन नहीं है । किसी अन्य 
साधन हान्यस्मे फलसाधनाय / फलकी ग्राप्तिके लिये अन्य साधनका 


ब्राह्मण ४ |] 


शाइरसभाष्याथ 


जर९ 


ब्ऑॉ<े2)७, नई एन कन्या ०2) चल"? पक जे नया टऋ- व्यापक >> न्योई 2: आ७ नया >८ 224७ नए: कब 24क 


प्रयुज्यमानं॑ प्रतिकूल भवति । 
न हि बुश्क्षापिपासानिवृत््यथ 
धावन॑ गमनं वा साधनम्‌ ; 
मनुष्यलोकपित्‌ लोकदेवलोकसाध- 
नत्वेन हि. पुत्रादिसाधनानि 
श्रुतानि। नात्मप्राप्तिसाधनत्वेन । 


विशेषितत्वाद्य ; न च॒ ब्ह्म- 
विदो विहितानि। काम्यत्वश्रव- 
णात्‌ू- एतावान्बे काम इति। 
च्रह्मविदभ्ाप्तकामत्वाद।प्रकामस्य 
कामालुपपत्तेः । “येषां नोज्य- 
मात्मायं लोक/” (४।४। २२ ) 


इति च श्रुतेः । 
केचित्त बह्मविदोज्प्येषणा- 


प्रयोग करना प्रतिकूल ही होता है । 
भूख या प्यासकी निवृत्तिके लिये 
दौडना या चलना साधन नहीं हो 
सकता । पुत्रादि साधन तो मनुष्य- 
लोक, पितृलोक अथवा देवछोककी 
पग्राप्तिके ही साधनरूपसे सुने गये हैं, 
आत्मप्राप्तिके साधनरूपसे नहीं सुने गये। 

[ 'काम! शब्दसे ] विशेषित 
होनेके कारण भी ये बह्मवियाके 
साधन नहीं हैं; इतना ही काम 
है? इस प्रकार कर्मोका काम्यत्व सुना 
जानेके कारण त्रिहित कर्म बद्ववेत्ताके 
लिये नहीं हैं, क्योंकि ब्ह्मवेत्ता 
आप्तकाम होता है और आप्तकामको 
कोई कामना होनी सम्मव नहीं है । 
इसके प्िवा “जिन हमारे लिये यह 
आत्मछोक ही इष्ट है” इस श्रुतिसे 
भी यही सिद्ध होता है । 


कोई-कोई तो ब्रह्मवेत्ताका भी 


मतान्तर- सम्बन्ध वर्णयन्ति, | एषणाओंसे सम्बन्ध बतलाने रुगते 


निरास अ्रेसी हि 
तेबहदारण्यक॑न 
श्रुतम्‌ ; पुत्रायेषणानामविद्वद्दिष- 


यत्वम्‌; विद्याविषषे च--“थेषां 


नोज्यमात्मायं लोक” ( ७ ४। 

२२ ) इत्यतः “कि ग्रजया करि- 

ष्यास/” (४७ । ४। २२ ) इत्येष 

विभागस्तेन श्रुतः श्रुत्या कृत; 
बृ० उ० ६७-- 


| हैं, उन्होंने ब्ृहदारण्यक नहीं छुना । 
पुत्रादि एषणाओंका सम्बन्ध तो 
अविद्वानसे ही होता है, विद्याके 
| बिषयमें उन्होंने श्रुतिका किया हुआ 
| यह विभाग नहीं सुना कि “जिन 
। हमको यह आत्मलोक ही इष्ट है?” इस- 
लिये “हम प्रजाको लेकर क्या करेंगे! 








एु३० बृहददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
हि 5५, अशकील + 2, अ ॥.+ २, 53३2 हे ई(>-2%, न <>०2 कक व्याई ०2, पाई 22 पक प्याई २-2, बा: 


सर्वक्रियाकारकफलोपमर्दस्वरूपा- | इत्यादि । तथा उन्हें इस विरोधका 


यां च विद्यायां सत्याम,/ सह | 77 नहीं है कि समस्त क्रिया, 


कारक और फलकी निषेघरूपा विद्या- 
कार्येगाविद्याया अनुपपत्तिलक्षणश्र | ३; ल्ेनेपर अपने कार्यके सहित 


विरोधस्तन विज्ञातः । 


व्यासवाक्यं च तेने श्रुतम्‌ ; 


कर्मविद्याखरूपयोविद्ाविद्यात्मक- 
योः 
“यदिदं वेदवचन 


कुरु कम त्यजेति च । 
कां ग॒तिं विद्यया यान्ति 
कां च गच्छन्ति कर्मणा॥ 
एतद्ढे श्रोतुमिच्छामि 
तद्भवान्प्रत्रवीतु मे । 
एतावन्योन्यवेरूप्ये 
वर्तेते प्रतिकूलतः ।” 


इत्येव॑ पृष्टय प्रतिवचनेन-- 
“कर्मणा वध्यते जन्तु- 

विद्यया च विम्नुच्यते । 
तसात्कम न कुबेन्ति 


यतयः पारदाशनः ॥” | 


इत्येबमादिविरोधः प्रदर्शितः । 
तसान्न 


७५ विरोध 
प्रतिकूलव॒र्तनं 759 


साधनान्तरसहिता 


अविया नहीं रह सकती | 


तथा उन्होंने व्यासजीका वचन 
भी नहीं सुना; कर्मका खरूप 
अज्ञनममय और विद्याका खरूप 
| ज्ञाममय है, उनमें एक दूसरेके 
| विपरीत होनारूप विरोध है; जैसा कि 
| “वेदके जो ऐसे वचन हैं कि “कर्म 
करो? और “कर्मका त्याग करो! सो 
पुरुष ज्ञानके द्वारा किस गतिको प्राप्त 
| होते हैं और कर्मसे किसे प्राप्त करते 
हैं ? इसे में सुनना चाहता हूँ, आप 
| मुझे यह बताइये, क्योंकि कर्म भौर 
ज्ञान तो एक दूसरेसे विरुद्ध खभाव- 
वाले और ग्रतिकूलतया विद्यमान हैं?” 
इस तरह पूछे हुए प्रश्नका उत्तर देते 
हुए--“जीव कर्मसे बँघता है और 
| ज्ञानसे मुक्त हो जाता है; इसलिये 
| पारदर्शा मुनिजन कर्म नहीं करते” 
इस प्रकार कर्म तथा ज्ञानमें विरोध 
दिखाया गया है | 
इसलिये ब्रह्मत्रिया किसी अन्य 
साधनके साथ मिलकर पुरुषार्थका 





त्रह्मविद्या पुरुषार्थथाधनम्‌ , सर्व- | साधन नहीं होती, अपित सबसे 


ब्राह्षण ४ ] 


शाइरभाष्याथे 


ण्रे१्‌ 


ब्यर्टि फ ब्क>22७ न्का230 "कई: ज:-2७-  +र ८-3 बर्फ, जे टफ व्याए>:2)% जय फ, व्या3 ८०, 


विरोधात,साधननिरपेक्षेव पुरुषाथ- 
साधनमिति पारित्राज्यं सवेसाधन- 
संन्यासलक्षणमड्गत्वेव. विधि- 
त्खते । 

एतावदेव अम्नतत्वसाधनम्‌ 
इत्यवधारणात्‌ । 
लिड्राच--कर्मी सन्याज्ञवस्क्यः 
प्रवत्राजेति । मेत्रेय्ये च 
कर्मसाधनरहिताये.. साधनत्वे- 
नाम्ृतत्वस्य॒ ब्रह्मविद्योपदेशादू 
वित्तनिन्दावचनाच । यदि झम्रत- 
त्वसाधनं॑ कम स्थादू वित्तसाध्य॑ 
पाडूँ कम, इति तब्निन्दावचन- 
मनिष्ट सात्‌ । यदि तु परिति- 
त्याजयिषितं कम, ततो युक्ता 
तत्साधननिन्दा | 

कमांधिकारनिमित्तवर्णाश्रमा- 


दिश्रत्ययोपमदाच-- ब्रह्म त॑ परा- 


दात्‌”! (२। ४ । ६) “भ्षृत्रं त॑ 


परादात* ( २।४। ६ ) इत्यादेः। , 


लक 
पषप्ठसमाप्ता, ' 


विरोध रहनेके कारण यह तो समस्त 
साधनोसे निरपेक्ष रहकर ही पुरुषार्थ- 


का साधन होती है, अतः समस्त 


साधनोंके त्यागरूप संन्‍्यासका इसके 


' अज्ञरूपसे विधान करना अभीष्ट है । 


इतना ही अमृतत्वका साधन 
है? ऐसा निश्चय किये जानेसे, याज्ञ- 
वल्क्‍्यने कर्मी होते हुए भी सन्यास 
लिया-ऐसा छठे अध्यायके अन्‍्तममें 
लिज्ज होनेसे तथा कर्मरूप साधनसे 
रहित मेत्रेयीके प्रति अम्ृतत्वके 
साधनरूपसे ब्रह्मविद्याका उपदेश 
किये जाने एवं धनकी निनन्‍्दा की 
जानेसे भी यही सिद्ध होता है। 
यदि कर्म अमृतत्वका साधन होता तो 
पाड्ूकर्म तो धनसे ही निष्पन्न होने- 
वाला है, अत, धनकी निन्दाका वचन 
इृष्ट नहीं होता | कर्मके साधनभूत 
धघनकी निन्‍दा तो तभी उचित होगी 
जब कि कर्मका त्याग कराना अभीष्ट 
होगा । 

इसके सिवा “आ्राह्मणजाति उसे 
परास्त कर देती है?” ०क्षत्रियजाति उसे 
परास्त कर देती है” इत्यादि वाक्यसे 
कर्माधिकारके निमित्तभूत वर्णाश्रमादि 
प्रत्ययकी निवृत्ति हो जानेसे भी 
[ यही सिद्ध होता है ]। आश्मणत्व 


५३२ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [_ अध्याय २ 
गई एस बक>टफ, नया 2-2 फ यार >ट पर बे 22 जप ० पाई फक बयाई>-2 पर नई फ न्याईप पक या 3-2 बन, 
न हि ब्रद्मक्षत्रादात्मप्रत्ययोपमर्दे, | और क्षत्रियत्वादि प्रत्ययका निरास हो 


लिद + की लेमिगोद जानेपर ्राह्मणको यह करना चाहिये? 
त्राह्मणनेद॑ कतेव्य॑ क्षत्रियेणेद . ,(न्रियको यह करना चाहिये! 


कर्तव्यमिति विषयाभावादात्मानं , इत्यादि विधिका कोई विषय न रहने- 


- । के कारण कोई खरूप नहीं रहता। 
शी ते | 
4 पुरु पृस्या- 
लमते विधिः । यस्‍्येंब पुरुषस जिस पुरुषका भी यह ब्राह्मणत्व और 


पमदितः ग्रत्ययो बद्मक्षत्राद्यात्म- | क्षत्रियत्वरूप प्रत्यय निवृत्त हो गया 


विषयः, तस्य तत्प्रत्ययसंन्यासात्‌ है, उसे तत्सम्बन्धी प्रत्यय न रनेके 
कारण खत. ही उसके कार्यमूत 


तत्कार्याणां कर्णां कर्मसाधनानां , कर्म और कर्मके साधनोंका सन्यास 





च अर्थप्राप्रथ संन्यासः | तस्मा- | शत हो जाता है । अतः आक्ज्ञान- 
त्मज्ञ , 2. ।के अज्ञरूपसे संनन्‍्यासका विधान 
दात्मज्ञानाज्त्वेन संन्यासविधि- अरेकों इक्छोसे ही-येद अफ्या पिंक 


त्सयेव आख्यायिकेयमारम्यते-- ' भारम्भ की जाती है-- 

मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्य उद्यास्यन्वा अरेह- 
मस्मात्थानादस्मि हन्‍्त तेषनया कात्यायन्यान्तं करवा- 
णीति ॥ १॥ 


“अरी मेत्रेयि |! ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । “मै इस स्थान ( गाहस्थ्य- 
आश्रम ) से ऊपर ( संन्यास-आश्रममें ) जानेवाला हूँ । अतः [तेरी 
अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ ] इस कात्यायनीके साथ तेरा बठवारा 
कर दूँ? | १ ॥ 

मेत्रेयीति होवाच याज्ञवल्क्यः-- 
मेत्रेयीं खमायामामन्त्रितवान्या- 
ज्ञवल्क्यों नाम ऋषिः ; उद्यास्य- 
न्नध्वे यास्यन्पारितराज्याख्यमाश्र- 


“अरी मैत्रेयि !? ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कहा---अर्थात्‌ याज्ञवल्क्यनामक 
। ऋषिने अपनी भार्या मैत्रेयीको पुकारा, 
अरे? यह सम्बोधन है। में उद्या- 
स्यन--यहॉसे ऊपर पाखिज्यसक्ञक 








ब्राह्मण 3 ] शाडरभाष्या्थ षरेरे 
ब्कारय: क, बा लक न नट, ६ मे. ७-८2), जहा >:20७- न्याई 2:0७ न्याई ८234 व्याद 3724 व्या2-24- व्याई 2: 2]9७. नाई >:2क- 
मान्तरं वे। अरे इति सम्बोध- । आश्रमान्तरमें जानेवाला हूँ अर्थात्‌ 
नम्‌ । अहम, असाद्वाईस्थ्यात्‌ , रे गहस्था्रमसे ऊपर दूसरे आश्रममें 
खानादाश्रमात्‌ » ऊध्व॑ गन्तु- आती आज 2 आता 
लि नोति।. खातों हन्त--तेरी अनुमति चाहता हूँ। और 

हर ५228३ इसके सित्रा [ यह भी इच्छा है कि ] 
हन्तालुमतिं ग्राथयामि ते इस अपनी दूसरी भारया कात्यायनी- 
तब; किथ्वान्यत्ते तवानया हिती- के साथ तेरा अन्त यानी विच्छेद 
यया भायया कात्यामन्यान्तं , (बट्वारा) भी कर दूँ । पतिके द्वार 
विच्छेद॑ करत्राणि ; पतिद्वारेण मुझसे सम्बद्ध हुई तुम दोनोंका 
युवयोमया. सम्बध्यमानयो्यः अपसमें जो सम्बन्ध था, अब द्रब्य- 
सम्बन्ध आसीत्‌, तस्य सम्बन्धस्थ | विभाग करके उस सम्बन्धका विच्छेद 
विच्छेद॑ करवाणि द्रव्यविभाग | कर दूँगा, अर्थात्‌ धनके दारा 
कृत्वा; वित्तेन संविभज्य युवां | उम दोनोका बटवारा करके मैं चला 
गमिष्यामि ॥ १॥ जाऊँगा ॥ १ ॥ 








सा होवबाच मैत्रेयी | यन्नु म इयं भगोः सवो 
प्ृथिवी वित्तेन पूर्णो स्थात्कथं तेनाम्नता स्थामिति नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यो यथैवोपकरणवतां जीवितं॑ तथेब ते 
जीवित* स्यादम्नतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ २॥ 


उस मैत्रेयीने कहा, 'भगवन्‌ ! यदि यह धनसे सम्पन्न सारी प्रथिवी 
मेरी हो जाय तो क्या मैं उससे किसी प्रकार अमर हो सकती हूँ?” 
याज्ञवल्क्यने कहा, “नहीं, भोग-सामग्रियोंसे सम्पन्न मनुष्योंका जैसा जीवन 
होता है, वैसा ही तेरा जीवन हो जायगा | धनसे अम्रतत्वकी तो आशा 
है नहीं ॥ २॥ 


सा| एबमुक्ता होवाच--यद्यद्‌ | इस प्रकार कही जानेपर मैत्रेयीने 


णज३छ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


व्यय 23% नए क बाई सेट बाई >>: + पेज पक बयई(2:2%- चाईए>८2 ऋ न्याय 22%, बह, 


'जु! इति वितर्के, मे मम इय॑ प्रथिवी, 
भगो।--भगवन्‌, सवो सागरपरि- 
क्षिप्ता वित्तेन धनेन पूर्णा स्थात्‌ ; 
कथम्‌ ? न कथशअनेत्याक्षेपाथ॥ 
प्रश्नार्थो वा, तेन प्रथिवीपूर्ण- 
वित्तसाध्येन कर्मणाप्रिहोत्रादिना 
अम्नता कि स्थामिति व्यवहितेन 
सम्बन्धः | 

प्रत्युवाच याज्वल्क्यः--कथ- 
मिति यद्याक्षेपार्थम, अनुमोदन नेति 
होवाच याज्ञवल्क्य इति ; प्रश्नथ्े 
त्मतिवचनाथ्थमू; नेब स्था अमृता, 
किं तहिं ! यथैव लोके उपकरण- 
वां साधनवतां जीवित सुखोपाय- 
भोगसम्पन्नम; तथैव तद्वदेव तब 


जीवित स्थात्‌; अम्रतत्वस्य तु नाशा | 


ऊहा-यहाँ 'नुः यह निपात वितिवके 
लिये है | [ क्या कहा « सो बताते 
हैं--.] भगवन्‌ | यदि यह समुद्रसे 
घिरी हुई तथा वित्त यानी धनसे 
पूर्ण सारी प्रथिवी मेरी हो जाय, 
' तो भी मैं किसी प्रकार [ अमर हो 
' सकती हूँ ? ] अर्थात्‌ किसी भी 
प्रकार अमर नहीं हो सकती-इस 
प्रकार “कथम? शब्द आश्षेपके अर्थमें 
है अथवा यह ग्रश्नारथंक भी हो 
सकता है, अर्थात्‌ प्रृथिवीभरमें भरे 


हुए उस धनसे सम्पन्न होनेवाले 

अप्निद्ोत्रादि कर्मसे क्‍या मैं अमर हो 

सकती ह्ँ-इस ग्रकार इसका व्यवहित 
, पदोंसे सम्बन्ध है | 





याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया-नहीं। 
यदि “'कथमः पदको अआक्षेपार्थक 
माना जाय तो याज्वल्क्यने “नहीं! 
' ऐसा कहकर उसका अनुमोदन 
| किया है, और यदि उसे प्रश्नार्थक 
' माना जाय तो यह उत्तरके लिये है, 
| र्थात्‌ तू उससे अमर नहीं हो 
सकती; तो क्‍या होगा ? लोकमें 
जैसा उपकरणवारनोंका यानी नाना 
सामग्रियोंसे सम्पन्न छोगोंका जीवन 
सुखके साधनमूत भोगोंसे सम्पन 
होता है, वैसा ही तेरा जीवन भी 
हो जायगा; घनसे अर्थात्‌ धनसाध्य 


॥| 
॥ 








ब्राह्मण ४ ] शाडूरभाष्यार्थ ए३५ 

ब्कडट पकस: फ यह: 2 कर चका>- 2000 चाह 2: व्याद>:2आ७- चर ०:2पऋ व्यापक चाप :>:2 पक “याद: जाई ०-७ नरम: 3 
मनसाप्यस्ति वित्तेन वित्तसाध्येन ; कर्मसे अमृतत्वकी तो मनसे भी आशा 
कर्मणेति ॥ २॥ | नहीं है ॥ २॥ 


>०+9०२१००-+ 


मेज्नेयीका अम्र॒तत्वस्ताघनविषयक ग्रश्न 
सा होवाच मैत्रेयी येनाह नाम्नता स्यां किमहं 


तेन कुर्या यदेव भगवान्वेद तदेव मे ब्रृहीति ॥ ३ ॥ 
उस मैत्रेयीने कहा, 'जिससे मैं अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर मैं 
क्या करूँगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही मुझे 
बतलावें ॥ ३ ॥ 
सा होवाच मैत्रेयी ; एबमुक्ता | उस मैत्रेयीने कहा; इस प्रकार 
कहे जानेपर मेत्रेयीने उत्तर दिया- 
प्रत्युवाच मेत्रेयी-यदथेव येनाहं ' यदि ऐसी बात है तो जिससे मै 
नाम्रता स्याम्‌, किमहं तेन वित्तेन | अमृत नहीं हो सकती, उस धनसे 


कुर्याम््‌ १ यदेव भगवान्केवलम- की करूँगी ? श्रीमान्‌ू जो कुछ 
केवल अमृतत्वका साधन जानते हो, 


साधन से मर्ध बूहि ॥ ३॥ उपदेश करें ॥ ३ ॥ 


अ-+->०/७४६००--- 
याज्ञवल्क्यजीका आशधासन 
स॒होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया बतारे नः सती 

प्रियं भाषस एट्ास्ख व्याख्यास्यामि ते व्याचक्षाणस्य 
तु में निदिध्यासस्वेति ॥ 8 ॥ 

उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, “धन्य ! अरी मेत्रेयी, तू पहले भी हमारी 
प्रिया रही है और इस समय भी प्रिय छगनेवाली ही बात कह रही है । 
अच्छा आ, बेठ जा, में तेरे प्रति उसकी व्याख्या करूँगा, तू व्याख्यान 
किये हुए मेरे वाक््योंके अर्थका चिन्तन करना? || ४ ॥ 


नी 


ण्३ेद चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
बिक, चर ि2- जाए: 2क्‍, नया 2:2, चई २2) व्यक<>:2स्‍%- नया >:2:0७ नई ०: %- याद 2०4 बयक >८2%, ५2:29 वन, 


स होवाच याज्ञवल्क्यः | एवं । उन याज्ञवल्क्यजीने कहा | इस 
वित्तसाध्येज्मृतत्वसाधने प्रत्या- | “रधनसे निधन होनेवाडे अमृतल- 

कै «| के साधनका त्याग कर दिये जानेपर 
ख्याते। याज्ञवस्क्यः खाभिग्राय- ,जुव॒ल्क्यने अपने अमिप्रायकी पूर्ति 
सम्पत्ती तुष्ट आह ; स होवाच- , से सन्तुष्ट होकर कहा | वे बोले - 
प्रियेश, वतेत्यनुकम्प्याह, अरे बंत अर्थात्‌ उन्होंने अनुकम्पा करते 
मैत्रेयि नोउ्साक॑ पूर्वमपि प्रिया डैए कंहा-अरी मैत्रेयि ! तू हमारी 


७ ० - , प्रिया-इश्टा है अर्थात्‌ पहलेह्दीसे 
सती मबन्ती के पड) ज हमारी प्रिया होकर इस समय भी 
चत्तानुकूठल भापस; अत एट्या- , तू प्रिय यानी अनुकूल ही भाषण 
स्खोपविश व्याख्यास्थामि-यत्ते | कर रही है, इसलिये आ, बैठ जा, 
तब इश्म्‌ अम्ृतत्वसाधनम्‌ आत्म- मैं तेरे अभीष्ट अम्ृतत्वके साधनमूत 
ज्ञानं कथपिष्यामि । व्याचश्ाण- आत्मज्ञानकी व्याख्या अर्थात्‌ उपदेश 


से , _ ८. | करूँगा । मेरे व्याख्यान करनेपर तू. 
रा ही की उसका निदिध्यासन करना,भर्थाव॒ मेरे 
नाद्ध्यासत वाकक्‍्यान्यथतां | वाक्योंका अर्थत- निश्चय करके ध्यान 


निश्रयेन ध्यातुमिच्छेति ॥| ७ | | करनेकी इच्छा करना | 9 ॥ 


शीश 2 कक 

प्रियतम आत्माके लिये ही अन्य वस्तुएँ प्रिय होती हैं 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः श्रियो 
भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो मबति । न वा भरे 
जायाये कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय 
जाया प्रिया भवति । न वा भरे पुत्राणां कामाय पुत्राः 
प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति | 
न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रियं मवत्यात्म- 


ब्राह्मण ७ ] शाडूरभाष्या् प३े७ 
जया) व्या >> 2), च्याई >: 24 च्याई मे च्याई 7" पक, चहई:2--फ च्याई 2-7; वन्य >> पक. "या ७ ब्याई-27- ७७. यहा: 222७, व्याई०:23- 


नस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति । न वा भरे 
ब्रह्मण४ कामाय ब्रह्म प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय 
ब्रह्म प्रियं सवति । न वा रे क्षत्रस्य कामाय 
क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्र प्रियं सवति । नः 
वा अरे लोकानां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु 
कामाय लछोकाः प्रिया भवन्ति | न वा भरे देवानां 
कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः प्रिया 
भवन्ति । न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि 
भवन्त्यात्मनरतु कामाय भ्ूतानि प्रियाणि भवन्ति | न 
वा अरे स्वस्थ कामाय सब प्रियं भवत्यात्मनस्तु 
कामाय सब प्रियं भवति । आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतग्यों मन्तव्यो निविध्यासितव्यो मेत्रेय्यात्मनो वा अरे 
दशनेन श्रवणन मत्या विज्ञानेनेदं सर्व विदितम्‌ ॥ १॥ 


उन्होंने कहा-अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही ग्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है, 
स्लीके प्रयोजनके लिये ख्री प्रिया नहीं होती, अपने ही ग्रयोजनके लिये ब्ी प्रिया 
होती है, पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके 
लिये पुत्र प्रिय होते हैं, धनके प्रयोजनके लिये घन प्रिय नहीं होता, अपने 
ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण 
प्रिय नहीं होता, अपने ही ग्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय होता है, क्षत्रियके 
प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय 
प्रिय होता है, लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं, देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय 


बू० उ०६८-.- 


३८ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बमिटफ नि नाई: व्याई>2), या: पाई 22, व्याद 22७ च्याई<>:22%- न्याई< 3०22७ व्याई 7 न्याई >2)ऋ व्या2:ऋ 


नहीं होते, अपने ही ग्रयोजनके लिये 


देवता प्रिय होते हैं; ग्राणियोके 


प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने वी प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय 
होते हैं, तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं, अरी मैत्रेयि | यह आत्मा ही दर्शनीय, 
श्रवणीय, मननीय और ध्यान किये जाने योग्य हे । हे मैत्रेयि |! इस आत्मा- 
के ही दर्शन, श्रवण, मनन एवं विज्ञाससे इस सबका ज्ञान हो जाता 


है॥ ५॥ 


स होवाच--अम्रतत्वसाधनं | 


वैराग्यम्मपदिदिश्षु जीयापतिपुत्रा- 

दिभ्यो विरागमुत्पादयति तत्संन्या- 
साथ । न वे--वेशब्दः प्रसिद्ध- 
सरणार्थः ; प्रसिद्धमेवेतलछोके ; 
पत्युभेतुः कामाय प्रयोजनाय 
जायायाः पतिः प्रियो न भवति, 
कि तद्योत्मनस्तु कामाय प्रयोज- 
नायेव भायायाः पतिः प्रियो 
भव॒ति। तथा न वा अरे जायाया 
इत्यादि समानमन्यत्‌ / न वा 
अरे पुत्राणाम्‌ू;, न वा भरे 
वित्तस्य , न वा भरे ब्रह्मणः , न 
वा थरे क्षत्रस्य / न वा अरे 
लोकानाम्‌ , न वा अरे देवानाम्‌ , 
न वा अरे भूतानाम्‌, न वा अरे 
स्वस्थ , पूर्व पूर्व यथासन्ने प्रीति- 


अमृतत्वके साधन वैराग्यका 
उपदेश करनेकी इच्छासे याज्ञवल्क्यजी 
ञ्नी, पति एवं पुत्रादिसे, उनका त्याग 
करनेके लिये, वैराग्य उत्पन्न कराते हैं। 
उन्होंने कहा--न वैः---यहाँ “वे! 
शब्द प्रसिद्ध वस्तुकी याद दिलानेके 
लिये है अर्थात्‌ लोकमें यह प्रसिद्ध ही है 
कि पति यानी भर्ताके प्रयोजनसे ख्ीको 
पति प्रिय नहीं होता | तो फिर क्या 
बात है ? अपने लिये अर्थात्‌ अपने 
ही प्रयोजनके लिये ञ्लीको पति प्रिय 
होता है | इसी प्रकार “न वा भरे 
जायायै? इत्यादि शेष वाक्यका अर्थ 
भी इसीके समान समझना चाहिये। 
अर्थात्‌ हे मैत्रेयि ! न पुत्रोके, न 
घनके, न ब्राह्मणके, न क्षत्रियके, न 
लोकके, न देवोंके, न भूतोंके और 
न अन्य समीके ग्रयोजनके लिये वे 
प्रिय होते । यहाँ जो-जो प्रीतिके 
समीपतर साधन हैं, उनका पहले- 


घ्राह्मण 3४ ] 


शाडूरभाष्याथे 


५रेण 


जि. जा (230 नक2स्‍% ना 22७ नह < ८2 ब्यॉट: 222० व्याई ८2.७० न्याई ०2७: यई<८2॥0० नया व्यापक: व्याइई<) 


साधने वचनम्‌ $ तत्र तत्रेष्ट- 


पहल वर्णन किया है,क्योंकि उन-उनमें 
ही वैराग्य अधिकाधिक अभीष्ट है। 


तरत्वाह्वराग्यस्य ; सवग्रहणमुक्ता- | बे! शब्दका ग्रहण कहे और न 


नुक्ताथम्‌ । 
तसाह्लोकप्रसिद्धमेतत-आत्मेव 
प्रियः/ नानन्‍्यत्‌ । तददेतत्मेयः 
पुत्रात! इत्युपन्यस्तम तस्येतद्‌ 
वृत्तियानीयं प्रपश्वितम्‌ । तसा- 
दात्मग्रीतिसाधनत्वा्रोणी अन्यत्र 
प्रीतिः, आत्मन्येव मुख्या । तस्रा- 
दात्मा वै अरे द्रश्व्यो दशनाहेः 
दशनविषयमापादयितव्यः ; 
श्रोतव्यः पूवमाचायत आगमतथ्रः 
पश्चान्मन्तव्यस्तकेतः ; ततो निदि- 
ध्यासितव्यो निश्रयेन ध्यातव्यः ; 
एवं छसो दृष्ो भवति श्रवणमनन- 
निदिध्यासनसाधनेनिवंतितेः । 


यदेकत्वमेतान्युपगतानि, तदा 





१, वह यह आत्मा पुचसे प्रिय है । 


कहे हुए सभी साधनोंको सूचित 
करनेके लिये है । 


अतः यह लोकमें प्रसिद्ध है कि आत्मा 
ही प्रिय है, अन्य कुछ नहीं | इसका 
तदेत॑त्पेयः पुत्रातः इस वाक्यसे 
उल्लेख किया है, उसी वाक्यका 
यह व्याख्यारूप वचन कहा है | 
अतः, आत्माकी प्रीतिका साधन 
होनेके कारण, जो अन्यत्र प्रीति है 
वह ॒गौणी है, आत्मामें ही मुल्य 
प्रीति है । अतः हे मैत्रेयि ! आत्मा 
ही द्रष्टन्य--दर्शन करनेयोग्य अर्थात्‌ 
साक्षात्कारका विषय करने योग्य है, 
तथा पहले आचारय॑ और शाद्वद्वारा 
श्रवण करने योग्य एवं पीछे तकौद्वारा 
मनन करने योग्य है, इसके पश्चात्‌ 
वह निदिध्यासितव्य अर्थात्‌ निश्चयसे 
घ्यान करने योग्य है| क्योंकि इस 
प्रकार श्रवण, मनन (एवं निदिध्यासन- 
रूप साधनोंके सम्पन्न होनेपर ही 
इसका साक्षात्कार होता है। जिस 
समय इन सब साधनोंकी एकता 
होती है, उसी समय ब्रह्मैकतवविषयक 


किज-++ 


५७० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्रज फ्, कई व्याई तक नल कर आर्य५०: २ व्याई ०2%, न्याई 2८2 पक व्याज  ब्य न कर, 
सम्यग्दशन बद्लेकत्वविषयं प्रसी- सम्यक्‌ दर्शनका प्रसाद दोता है। 


है कल अन्यथा केवलर श्रवणमात्रसे उसकी 
दति) नान्यथा श्रवणमात्रेण स्फुटता नहीं होती । 


यहुल्मक्षतादि कर्मनिमित्तं आत्मामें अविदासे आरोपित 


वर्गाश्रमादिलक्षणम्‌ आत्मन्यविद्या- 49० पा 8 त्राह्मण का 
प्र _< ८ क्षत्रिया वणाश्रमादिरप कमका 
ध्यारोपितप्रत्ययविषर्य क्रिया- 


.... निमित्त है, वह क्रिया, कारक और 
कारक़रफलात्मकमविद्याग्रत्ययविष- (रूप तथा रज्जुमें आरोपित सर्प- 


८ ( प्रत्ययः हर तिके 
यस्तू- रजू्ज्वामब सपप्रत्ययः" प्रतीतिके समान अविद्याजनित प्रतीति- 


तदुपमदनार्थम्‌ आह--आत्मनि रे विषय है। उसकी निदृत्तिके 
खबव हक मन हे श्रते मते ल्यि श्रुति कहती हे -हे मैत्रेयि | 
अक रे 3 , ,आत्माका दर्शन, श्रवण, मनन और 
विज्ञाते इदं सर्वे बिदित॑ विज्ञात॑ ज्ञान होनेपर निश्चय ही यह सब 
भवति॥। ५॥ | विदित अर्थात्‌ ज्ञात हो जाता है ॥५॥ 


>+--०>०+०६००-...-- 


आत्मा सबसे अभिन्‍न है, इसका ग्रतिपादन 


ननु कथमन्यसिन्विदितेष्न्य-. प्रंका-किन्तु अन्यका ज्ञान 
नल कक होनेपर उससे मिन्न वस्तुका ज्ञान 
द्विदितं भवति कैसे हो जाता है ? 

नेष दोषः ; न हि आत्म- समाधान-यह कोई दोष नहीं 

व्यतरिकेणान्यत्किश्विदरि है, क्‍योंकि आत्माको छोडकर 
व्यातरकगान्यात्काश्िदास्त ; य- | और कोई भी वस्तु नहीं है; यदि 
होती तो [ आत्मज्ञानसे ही ] उसका 
ज्ञान भी न होता, किन्तु अन्य 
वस्तु तो है ही नहीं, आत्मा ही 
तो सब कुछ है; अतः आत्माका 
ज्ञान होनेपर सभीका ज्ञान हो जाता 


चर न वद्विद्ति स्यात्‌;न त्वन्य- 


दस्ति ; आत्मेव तु॒ सर्वम्‌ ; 





तस्ात्सवंमात्मनि विदिते विदित॑ 


ब्राह्मण ७ ] शाइरभाष्याथे ५७१ 
नया) व्यापक न्या>2)- व्यादे >:पक या 29 न्याय रत जया 2 नई >2 पक "या ०८” नया (22, न्याई 72: बाई (० पक 
स्थात्‌ । कर्थ पुनरात्मेव सर्वभि- | है। किन्तु आत्मा ही सब कुछ किस 
त्येतच्छावयति- प्रकार है, सो श्रुति बतलाती है--- 


ब्रह्म त॑ परादादोपन्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद क्षत्रं त॑ 
परादादपन्यन्रात्मनः क्षत्र॑ वेद लोकास्तं परादुर्यों(न्यन्रा- 
त्मनो लोकान्वंद देवास्तं परादुर्योपन्यन्रात्मनो देवान्वेद्‌ 
भूतानि त॑ परादुर्योप्न्यत्रात्मनो भूतानि वेद सर्व त॑ 
परादाद्योपन्यत्रात्मनः सर्व बदेदं बह्मदं क्षत्रमिमे छोका 
इमे देवा इमानि भूतानीद< सर्व यद्यमात्मा ॥ ६॥ 


ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती है जो ब्राह्मणजातिको आत्मासे भिन्न 
जानता है क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है जो क्षत्रियनातिको आत्मासे 
भिन्न देखता है | छोक उसे परास्त कर देते हैं जो छोकोंको आत्मासे भिन्न 
देखता है। देवगण उसे परास्त कर देते है जो देवताओको आत्मासे भिन्न 
देखता है। भूतगण उसे परास्त कर देते हैं जो भूतोंको आत्मासे मिन्न देखता 
है। सभी उसे परास्त कर देते है जो सबको आत्मासे भिन्न देखता है | यह्द 
ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये छोक, ये देवगण, ये भूतगण और ये 
सब जो कुछ भी हैं, यह सब आत्मा ही है ॥ ६॥ 


त्रह्म.ब्राह्मणजातिस्त॑ पुरुष | त्रह्म-त्राह्मणजाति उस पुरुषको परा- 
परादात्परादध्यात्पराकुर्यात्‌ $ | दात---पराहित-पराकृत यानी परास्त 
कम्‌ १ योघन्यत्रात्मन आत्मख- कर देती है; किसे १ जो आत्मासे मिन्र 
रुपब्यतिरेकेश--आतौच न भव- | रूपको छोड़कर अत यह 


तीय॑ "लक ब्राह्मणजाति आत्मा ही नहीं है, इस 
तीय॑ ब्राह्मणजातिरिति--तां यो प्रकार जो उसे जानता है, उसे वह 


वेद, त॑ परादध्यात्सा ब्राह्मण- | ब्राह्मणणाति यह सोचकर कि यह 
जातिरनात्मखरूपेण मां पव्य- [ मुझे अनात्मरूपसे देखता है, परास्त 
तीति ; परमात्मा हि सर्वेषा- | कर देती है, क्‍योंकि परमात्मा ही 
मात्मा | सबका आत्मा है। 


एछ२ बृद्ददारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ज्करर७ एिए2 नए नकल टिक ब्याई जी टअ न्याद 22% 4 :०:2 ५७, नाई ६2:29 बह ए ०-2. बाइक नये: नया)... 

तथा क्षृत्रं क्षत्रियजातिः, तथा | इसी प्रकार क्षत्र--क्षत्रियजाति 
अब वो ला मि शेप दस छोक, देव, भूत और स्व, 
/देवा;, भूतानि, सर्वे इद ' का हे आह इयर 
ब्रह्मेति--यान्यलुक्रान्तानि तानि इत्यादिरूपसे अनुक्रम है, वे सब 


सर्वांणि, आत्मेव, यदयमात्मा-- , ही हैं | जो यह आत्मा 
' कि द्रष्टन्य;, श्रोतव्य: इत्यादिख्पसे 


योअ्यमात्मा द्रष्टव्यः श्रोतव्य इति प्रकरणप्राप्त है, क्योंकि सब कुछ 


प्रकट: यस्ादात्मनो जायत आत्मासे द्वी उत्पन्न होता है, आत्मामे 


अमर ही छीन होता है तथा स्थितिकालमें 
आत्मन्येब लीयत आत्ममय॑ च बी आल रूत हो है आन 


खितिकाले, आत्मव्यतिरेकेणाग्रह- छोड़कर उपलब्ध न होनेके कारण 
णात्‌, आत्मेव सर्वेम्‌ || ९॥ | सब कुछ आत्मा ही है॥ ६॥ 


>+-+->०;२६००-.-- 
सबकी आत्मस्वरूपताके गहणमें दुन्दुनि, शह्ठ और वीणाका इृश्टन्त 
कर्थं पुनरिदानीमिद्द॑ सवेमा-'. प्भ्न-किन्तु इस समय ( खिति- 
कालमें ) प्यह सब आत्मा ही है! 
त्मेवेति ग्रहीतुं शक्यते ऐसा किस प्रकार ग्रहण किया 
! जा सकता है ! 
उत्तर-सर्वत्र चिम्मात्रकी अनुदृत्ति 


व कति होनेके कारण सबकी चित्खरूपता 
त्खसूपतैवेति गम्यते । तत्र ही है---ऐसा जाना जाता है। इस 


-. | विषयमें इशन्त बताया जाता है-- 
इश्टन्त उच्यते--यत्खरूपव्यति- जिसका जिसके खरूपसे अढग 


ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह 
तदूप ही होता है--ऐसा लेक 
त्वमेव लोके दृष्टमू | देखा गया है । 


चिन्मात्रानुगमात्सवंत्र  चि- 


रेकेणाग्रहणं यश तस्य तदात्म- 


त्राह्मण ४ ] शाइरभाष्याथे 8३ 
न्या्22 च्याई 2) प्यार: च्याई 2) न्याई 23% न्याई>-० , व्याई >> प्यार >> प ब्यौ 2 2 नहा 72 पर नाई (2-2 पक व्याई 3८22 
स यथा दुनढुभेहेन्यमानस्य न बाह्माज्शब्दाब्श- 
क्नुयादग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणेन दुन्दुभ्याघातस्य वा 
शब्दों गृहीतः ॥ ७ ॥ 
वह दृष्टान्त ऐसा है कि जिस प्रकार ताडन किये जाते हुए दुन्दुमि 
( नक्कारे ) के बाह्य शब्दोंकों कोई ग्रहण नहीं कर सकता, किन्तु दुन्दुि 


या दुन्दुभिके आधातको ग्रहण करनेसे उसका शब्द भी ग्रहण कर लिया 
जाता है || ७॥ 


स यथा--स इति दृष्टान्तः)| स यथा अर्थात्‌ वह इश्ान्त 


लोके यथा ढुन्हुमेमेंयदिः _ | ऐसा है--छोकमें जिस प्रकार 
लोके यथा दुन्हुमेमेंयादि,, हन्य दण्डादिसे हनन-ताडन किये जाते 


मानस्य ताव्यमानस्थ दृण्डादिना | हुए दुन्दुमि-मेरी आदिके बाह्य 
न, वाह्याञ्छव्दान्‌ वहिर्भूताञ्छ- | शब्दोंको अर्थात्‌ बाहर फैले हुए 
व्दविशेषान,दुन्दुभिशव्दसामान्या- दब्दविशेषोंको--दुन्दुमिके सामान्य 


हुन्दुमि्वव्दबिरे शब्दमेंसे निकाले हुए दुन्दुभिके 
लरिष्कृष्टान्‌ दुन्दुमिशव्दविशेषान्‌ | | २५ शब्दोंको कोई अहण नहीं 


न शक्नुयाद्‌ ग्रहणाय ग्रहीतुम्‌ ; | कर सकता । दुन्दुमिका ग्रहण 
दुन्दुभेस्तु अहणेन, दुन्दुमिशब्द- | होनेसे अर्थात्‌ दुन्दुनिके सामान्य 
सामान्यविशेषत्वेन दुन्दुमिशब्दा शब्दके विशेषरूपसे ये ढुन्दुनिके 
विशेषा शब्द हैं? इस प्रकार वे विशेष शब्द 
एत इति, शब्द गृहीता |. शहीत हो जाते हैं, क्योंकि 
भवन्ति, दुन्दुभिशब्द्सामान्य- दुन्दुमिके सामान्य शब्दको छोड़कर 
व्यतिरेकेणाभावात्तेषाम्‌ | तो उनकी सत्ता ही नहीं है। 
दुन्दुभ्याघातस्य वा, ढुन्दुभे- | अथवा दुन्दुभिके आधात-दुन्दुमि- 
के आहननका नाम आधात है---_उस 
दुन्दुभ्याघातविशिष्ट शब्द-सामान्यका 





राहननम्‌ आघात दुन्दुभ्याघात- 


"७8 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
नाई नाई >> पक पा+:५-.:७ व्यक ०2% प्यार >८2% न्या>-- फ- व्याई 2८2 पाई -:2:%, व्याई:>-० ऋ' प्याई>-2:%, प्यद २-2 नई 


विशिष्टस्य शब्दसामान्यस्य ग्रह- | मरहण होनेसे उसके अन्तर्व्॑ती 


| विश विशेषोंका भर ग्रहण हो जाता 
णेन तहता विशेषा गशृहीता शक भी ग्रहण हो जाता है। 
भवन्ति, न तु त एवं निर्मिद 


उससे अलग करके उनका ग्रहण 

नहीं हो सकता, क्योंकि विशेषर्पसे 

ग्रहीतुं शक्यन्ते, विशेषरूपेणाभा- तो उनका अभाव है । इसी प्रकार 

वात्तेपाम्‌ | तथा ग्रज्ञानव्यतिरेकेण खभ और जागरितकी किसी भी 

जंपेजॉग रियो कथ्रिहस्तुविशेषो वस्तुविशेषका ग्रज्ञाससे अलग ग्रहण 

हि बल , नहीं किया जा सकता, भरत, 

गह्मत ; तसालज्ञानव्यातरकंण प्रज्ञनसे भिन्न उनका अभाव उचित 
अभावो युक्तस्तेषाम्‌ ॥ ७॥॥। ही है| ७॥ 

+-+--०>०४०६००--- 

स यथा शह्ृुस्य ध्यायमानस्थ न बाह्याज्शब्दा- 
ब्शक्नुयाद्ग्रहणाय शहुस्य तु ग्रहणेन शह्नृष्मस्य वा 
शब्दों गृहीतः ॥ ८ ॥ 

वह [ दूसरा इश्न्त ) ऐसा है--जैसे कोई बजाये जाते हुए शहके 

वाह्य शब्दोंको ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता, किन्तु शह्ब॒ुके अथवा शह- 
के बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥८॥ 

तथा स यथा शहूस्य ध्माय- | तथा वह [ दूसरा इशन्त ] ऐसा 


कि है---जिस प्रकार बजाये जाते हुए- 
मानस्स शब्दन संयोज्यमानस्थ | डब्दसे संयुक्त किये जाते हुए 


| अर्थात्‌ प्रेँके जाते हुए श्लके वाह 
शब्दोंको कोई ग्रहण नहीं कर सकता 
ज्छक्नुयादित्येवमादि पूर्ववत्‌।८। | इत्यादि पूर्ववत्‌ ऐसा ही अर्थ है ॥८॥ 


न्च््ल्ल्ख््घ्््ि 


आपूर्यमाणस न॒वाद्याब्छब्दा- 


ब्राह्मण 3 ] 


शाउरभाष्यार्थ 


७५७० 


ज:2),0, कर, न: न 22७ "का (2. नहा 3७, यई ७ आए", व्य2:)2७ चई 72 कक अआई६ 2703. जई--0-:० 


स यथा वीणाये वाद्यमानाये न बाद्याज्शब्दाज्श- 


क्नुयाद्अहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा 


शब्दो गृहीतः ॥ £ ॥ 


वह [तीसरा इछ्टान्त ] ऐसा है---जैसे कोई बजायी जाती हुईं वीणा- 
के वाह्म शब्दोकों ग्रहण करनेमें समर्थ नहीं होता; किन्तु वीणा या वीणाके 
स्वसका ग्रहण होनेपर उस शब्दका भी ग्रहण हो जाता है ॥ ९॥ 


तथा वीणायें वाद्यमानाये-- 
चीणाया वाद्यमानायाः । अनेक- 
इृष्टान्तोपादानमिह सामान्यबरहु- 
त्वख्यापनाथम्-अनेके हि विल- 
क्षणाथेतनाचेतनरूपाः सामान्य- 
विशेषाः--तेषां.पारम्पयंगत्या 
यथेकसिन्महासामास्येउन्तर्भावः 
प्रशानधने, कथ॑ नाम प्रदर्शयि- 
तव्य इति; दुन्दुभिश्ववीणा- 
शव्द्सामान्यविशेषाणां 
शब्दत्वेजन्तभोवः, एवं खिति- 
काले तावत्सामान्यविशेषाव्यति- 


। इसी प्रकार वीणाये वायमानाये? 
_ अर्थात्‌ बजायी जाती हुई वीणाका 
इत्यादि समझना चादहिये। यहाँ 
अनेक दृश्न्तोंका ग्रहण सामान्योंकी 
बहुलता प्रकट करनेके लिये है। 
चेतन और अचेतन, सामान्य एवं 
विशेष अनेक और बिलक्षण है। 
: उनका जिस प्रकार परम्परा-गतिसे 
एक ग्रज्ञानधन महासामान्यमें अन्त- 
। भाव है---यही किसी-न-किसी तरह 
; दिखलाना है। जिस प्रकार दुन्दुनि, 
| शक्ल और वीणाके सामान्य एवं विशेष 


यथा | शब्दोंका शब्दत्वमें अन्तर्भात हो 


जाता है, उसी प्रकार स्थितिकाल्मे 
सामान्य और विशेषसे अभिन्न होनेके 
कारण ब्रह्मकी एकताका ज्ञान भी 


रेकादू अल्लेकत्वं शक्यमवगन्तुम्‌|९। | हो सकता है ॥ ९ ॥| 


*>त+-+>०/४६००-- 


बू० उ० ६९--- 


५७६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 

जाई, कट, न नेक “गा: <>:2%, नहा न: पक पाई ८2 ४ यो :2%: बाई (८2 व्याई (22% यह, यहा 22% बाद 2४, 
परमात्माके निःध्ासभृत ऋग्वेदादिका उनसे आमभिन्नलप्रातिपादन 

एवप्रुत्पत्तिकाले .प्राशुत्पत्ते- |. इस प्रकार यह जाना जा सकता 


अहवेति _ | है कि उत्पत्तिकालमे उत्पत्तिसे पूर्व 
तेह्मवेति शक्यमवरगन्तुम्‌ । यथा ब्रह्म ही था | जिस प्रकार अम्निकी 


ग्रेविस्फुलिज्ञधूमाज़ाराचिंषां आ्- | चिनगारी, धूम, अंगार और ज्वालाओं- 


सिभोगादर्म रेत अबत्यन्धेः ! का विम्ाग होनेसे पूर्व॑ अग्नि ही है, 
एव [त भवृत्यर |! अत. अभ्निकी एकता सिद्ध होती है, 





कृत्वम्‌/ एवं जगन्नामरूपविकृतं , उसी प्रकार नाम-रूप-विकारको प्राप्त 


प्रागुल्त्तेः , हुआ जगत्‌ उत्पत्तिसे पूर्व ग्रज्ञानघन 
त्प्तेः प्रज्ञानथन एवेति युक्त ही था-ऐसा ग्रहण करना उचित 


ग्रहीतुमित्येतदुच्यते-- | है-इसीसे यह कहा जाता है--- 
स यथादेधापरमभ्याहितात्पथग्धूमा विनिश्ररन्त्येव॑ 
वा अरे(स्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्यद्ग्बेदो यजुर्वेंदः 
सामवेदो+थवोड़िरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः 
कोकाः सूत्राण्यनुव्याख्यानानि व्याख्यानान्यस्येवेतानि 
निश्चसितानि ॥ १० ॥ 
वह [ चौथा ] इश्चन्त--जिस प्रकार जिसका ईंघन गीला है, ऐसे 
आधान किये हुए अग्निसे परथक्‌ घूआँ निकलता है, हे मैत्रेयि ! इसी प्रकार 
' ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वाज्विस्स ( अथर्ववेद ), इतिहास, 
पुराण, विद्या, उपनिषद्‌ , छोक, सूत्र, मन्त्रविवरण और अर्थवाद हैं, वे इस 
महद्भूतके ही नि श्वास हैं. ॥१०॥ 
स यथा-आर्रैंधाग्रेः, आर्द्रेरेधो- वह [चौथा] दृथान्त-जिस प्रका 
| आद्रैंधा अम्निसे--जो आई (गीले) रंधनसे 
भिरिद्धोअभिराष्रैधामि),. तस्तात्‌, | बढ़ाया गया हो डसे आई्ैधाप् कहते 
। हैं। उस आधान किये हुए अग्निसे जैसे 
अभ्याहितात्पथर्धूमा,. प्रथगू | श्यक्‌ धूओँ निकलता है, पृथक्‌ यानी 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथे 


५७७ 


जव<20. -व>2क्‍७ व :क्‍७. «रा 20, का >72स्‍७ व्यईअ2७०- -क<२ 7०20 नई 22)4 बय<>:-:2७- यई 230७ "००८०-५७ "या 3: 


नानाप्रकारम, पूमग्रहणं विस्फु- 
कप < (5 के 
लिझ्भादिप्रदशनाथम्‌, पूमविस्फु- 
लिज्ञादयो विनिश्वरन्ति विनि- 
गंच्छन्ति । 

एवम्‌--यथाय॑ दृष्टान्तः, अरे 
मैत्रेय्यय्य परमात्मनः ग्रकृतस्य | 
महतो भूतस्य निश्वसितमेतत्‌, 
निश्वसतमिव निश्चसितम; यथा 
अप्रयलेनेव पुरुषनिश्चासो भवत्येव॑ 
वा भरे | 


कि तन्निश्रसितमिव ततो 
जातमित्युच्यते-यच्ग्वेदों यजुर्वेद+ 
सामवेदो<्थर्वाज्विरसः---चतुर्वि ध॑ 
मन्त्रजातम्‌/ इतिहास इत्युवंशीपु- 
रूरवसोः संवादादिः--/उबंश्ञी 
हाप्सरा/”/ हइत्यादित्राह्मणमेव, 
पुराणम्‌ “असद्दा इृदमग्र आसीत्‌” 
( त॑० उ० २१६ । १) इत्यादि, 
विद्या. देवजनविद्या वेद 
सोज्यमित्याथा, उपनिषदः “प्रि- 
यमित्येत॒दुपासीत' (ब्रृ० उ० ४। 


नाना ग्रकारका धूओं | यहाँ “घूम? 
शब्दका ग्रहण चिनगारी आदिको 


प्रदर्शित करनेके लिये है | अर्थात्‌ 
धूम और चिनगारी आदि निकलते हैं। 


इसी प्रकार जेसा कि यह दृष्टन्त 


| है, हे मैत्रेयि ! इस परमात्मा यानी 


प्रकृत महद्भूतका यह निःख़सित है 
अर्थात्‌ नि:श्सितके समान नि:श्वसित 
है; जिस प्रकार बिना प्रयत्के ही 
पुरुषका निःश्रास होता है, अरे ! 
उसी प्रकार [ उस विज्ञानघनसे यह 
जगत्‌ उत्पन्न हुआ है ]। 


उससे निःश्वासके समान क्‍या 
उत्पन्न हुआ है जो यह ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद चार 
प्रकारका मन्त्रसमुदाय है तथा इतिहास 
यानी उवशी-पुरूरवाका संवादादि 
“उर्वशी हाप्सरा:” इत्यादि ब्राह्मण 
ही इतिहास है, पुराण-“आरम्भमें 
यह असत्‌ ही था”! इत्यादि, विया- 
धवेद: सोडयम? इत्यादि देवजनविया, 


उपनिषदू--“प्रिय. है-इस प्रकार 
१। ३ ) इत्याया।, हछोका दि 

ब्राह्मणग्रभवा सन्त्रा देते | उपासना करे” इत्यादि, छोक-“तदेते 
हछोकाः” (बूृ० उ० ४ | ३ | ११) | छोकाः” इत्यादि ब्राह्मणमागके मन्त्र, 
इत्यादयः; ब्ज्नाणि वस्तुस ग्रह- | सृत्र-वस्तुसंग्रहवाक्य--जिस प्रकार 


५४८ वृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
अर 2फ् नया >2:0 नाईक बाई, ना नया: आर <८2:2:%, (2:29, व्याद०2;७, जाए 2:0७ ने, बा), 


वाक्यानि वेदे यथा-“आत्मेत्ये- | कि वेदमें “आत्मा है-इस प्रकार 
वोपासीत” (१ । ४ | ७) | उपासना करे” इत्यादि मन्त्र हैं, 
इत्यादीनि, अनुव्याख्यानानि अनुव्यास्यान-मन्त्रविवरण,व्यास्यान- 
सिवा ल्याख्योवाल्य- अर्थवाद अथवा वस्तुसंग्रहवाक्यके 
है विवरण ही अनुन्याख्यान हैं, जिस 
थवादा, अधवा उस्ठुसउयर । कार चतर्थ अध्यायमें 'आतोत्येवो- 
वाक्यविवरणान्यनुव्याख्यानानि, | क्सीत” इस वाक्‍्यकी व्याख्या है, 
यथा चतुर्थाध्याये आत्मेत्येवोपा- | अथवा “अन्योउसावन्यो5हमस्मीति न 
सीत!' इत्यस्थ, यथा वा 'अन्योड्सा- | स वेद यथा पशुरेवम? इस वाक्यका 


वनन्‍्योष्हमस्सीति न स वेद यथा 
पशुरेवम! ( १। ४। १० ) इत्य- 
स्थायमेवाध्यायशेष/, मसन्त्रविवर- 


व्याख्यान यह शेष अध्याय ही है | मन्त्र- 
विवरणका अर्थ मन्त्रव्याख्यान है। 
इस प्रकार [ इतिहासादि पढोंसे 


कहा हुआ | आठ प्रकारका ब्राह्मण- 
भाग है । 


इस प्रकार [ नि.श्वसित-श्रुतिके 
सामर्थ्यसे ऋग्वेदादि शब्दोंसे ] मन्त्र 
णम्) नियतरचनावता विद्य | और [ इतिहासादिसे ] ब्रह्मणोंका 
मानस्थैव वेदस्याभिव्यक्तिः पुरुष- ही ग्रहण करना चाहिये । पुरुषके 
रे | निःश्वासोंके समान नियतरचनावान्‌ 
निश्चासवत्‌ न च पुरुषबुद्धिअरयत्र- | विद्यमान वेदकी ही अभिव्यक्ति हई 
है, 'पुरुषकी बुद्धिके प्रयक्षप्वक इनकी 
रचना नहीं हुई | इसलिये यह अपने 
तसाचत्तेनोक्त॑ | निरपेक्ष अर्थमें ही प्रमाण है | अत. 
उसने ज्ञान या कर्म जिसका जैसा 
निरूपण किया है, कल्याणकामियोंको 
उसे वैसा ही समझना चाहिये | 

रूपके विकारकी व्यवस्था नाम- 


णानि व्याख्यानानि, एवमष्ट- 
विर्ध ब्राह्मणम्‌ | 
एवं मन्त्रत्राह्मणयोरेव ग्रह- 





पूवंक: अतः ग्रमाणं निरपेक्ष 
एवं. खार्थे; 
तत्तथेव॒ग्रतिपत्तव्यम्‌, आत्मनः 


श्रेय इच्छद्धिः, ज्ञान॑ वाकम वेति। 
नामप्रकाशवशा हि. रुूपस्य 





ब्राह्मण ७ ] 


शा; रभाष्याय 


जज, 


६९5: ्>ः जज के +छ ४ है $%०, और म. 
जय 3. पक पा: 2० “यह. >-2०० व्य-.220० जक.2.:७० व्यक..- 2००० पक 3--2०० अयक.......००- चल ,..2७० या... "वाह... जय. १>अीवक 


विक्रियूब्यवस्था । 


न 


नामझूपयो- पके 


«२५ ही 
राह पा जात 


| जले और 


करने है समान जिन ते भला क जू आ 


रेब हि परमात्मोपाधिभृतयोव्या- 
क्रियमाणयोः सलिलफरेनबतच्या- 
न्यत्वेनानियक्तव्ययोः. सवाय- 
संयोः संसारत्वमू--इसत्यतों नाम 
एवं निध्वमितत्वमुत्तम, तदचने- 


नवेतरस निप्रमितित्यमिदः । 


अवबा सबस्थ ठंतजातख 
अविद्याविषयत्वमुक्तम्‌ू--“त्रम्म त॑ 
परादात्‌” ४ इंदं से यदय- 
मात्म”/ (२।४।६) इदति। 
तेन वेदस्थाप्रामाण्यमादइक्यते । 
तदाश्वानिवृत्यथमिदयृक्तम ? पु- 
रुपनिधामवदप्रयवोत्थितत्वात्य- 

मरा चेद), न यथा अन्‍्यो ग्रन्थ 
इति॥ १०॥ 


मे शस्ता के रापगे ८ एण नठी किया 
यसद्त्ना, उस रता मा # उद्याइनत 
(कस ही पाय होने एए सम्पूण 
अवनीवष लिल नाम जार रणाका 


्> जौ 


दउले है, इंाज व साम + 


ज्ई [ हि 4। २.९६ 


दी संसार 
| ते उसने दाना 
« ३३३३ उेदका ई ५ १२१९ 


ख्प 7 ७ वि उस 


_्-्छ 
»5 


। निद॑ 


ही] 


की. आनक 
बज *॥ 


नीपुठएँ 


४ मन्नत सम्पृ 


७ ल्म्ब न 
इत % ३ जा दादा पाय चतटञया 


0 लथाऋगनांत उसे फास्नत 
् 

दर सता हु ये न 

आगे ए' 


पु 
ही 


४ उससे शवियाकक्धित निद दीन हे 
सारण ] वेद अप्रामाशिक्क होनकी 
जड्दा ४ोती ८। उसे आशद्भाकी 
निद्तिक डिप ही बढ कद ई--- 
पुरुषकफ |चेयासक समान पिना 
प्रयत्न उत्न्न इआ दोनेके कारण 
वेद प्रमाण ए, यद अन्य प्रन्थक्ी 
तरद [ पुरुष-प्रयश्नननित ] नहीं 


रे 3 


दर 


० 


आत्मा ही सबका आश्रय 


किश्वान्यत्‌, न केवल खित्पु- | 


ईै-श्समें हृष्टान्त 
इसके सिया दूसरी बात यह है 


ण्णु० बृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय २ 
गिर वाई नई जट पर न्यनिटक, चयाई 3:2स्‍, चाई 2:2७ “यह 2-2 ४ बह ०-2) चर ०८23%, व्यह>2 कर, नाई ब्या>2, 


त्पत्तिकालयोरेव प्रज्ञानव्यति- कि जगतका ब्रह्मत्व केवल उत्पत्ति 
और स्थितिकाढमें ही प्रज्ञानको छोड- 
कर न रहनेके कारण नहीं है, अपि 
प्रलयकाले च । जलबुद्बुदफेना- | तु प्रठयकालमे भी है | जिस प्रकार 
| जल, बुदूबुद और फेनादिकी सत्ता 
| जलको छोड़कर नहीं है, उसी प्रकार 
भावःः एवं ग्रज्ञानव्यतिरेकेण ' प्रज्ञाससे भिन्न उसके कार्य और 


नल्क विस कंगग तिशिए होनेवाले नाम, रूप 
और कर्मोकी भी सत्ता नहीं है। 


रेकेणाभावाज़गतो. ब्ह्मत्वम/ 





दीनामिव सलिलव्यतिरेकेणा- 


नेव लीयमानानामभावः | तस्ता- इसलिये एक ही प्रज्ञानधन एकरस 


ब्रह्म है-ऐसा जानना चाहिये । 
देकमेव ब्रह्म ग्रज्ञानधनमेकरसं बी आग सिगिख 


प्रातपत्तव्यामृत्यत आह । प्रलय- | कहती है। प्रल्यप्रदर्शित करनेके 
ग्रदशनाय दृष्टान्त+-- लिये यहाँ दृशन्त दिया गया है-- 


स यथा सवोसामपा< समुद्र एकायनमेव* सर्वेपाई 
स्पशोनां त्वगेकायनमेब* सर्वेषां गन्धानां नासिके एका- 
यनमेव* सर्वेषा< रसानां जिह्ेकायनमेव« सर्वेषा* 
रूपाणां चक्षुरेकायनमेब< सर्वेषा« शब्दाना श्रोन्रमेका- 
यनमेव* सर्वेषा< सद्भूल्पानां मन एकायनमेव*« सवासां 
विद्याना< हृदयमेकायनमेव*« सर्वेषां कमंणा< हस्तावेका- 
यनमेव* सर्वेषामानन्दानामुपस्थ एकायनमेव* सर्वेषां 
विसगोणां पायुरेकायनमेव* सर्वेषामध्वनां पादावेकाय- 
नमेब* सर्वेषां बेदानां वागेकायनस्‌ ॥ ११॥ 


ब्राह्मण ७ ] शाहइरभाष्याथ ५१ 
जब कर 29, ७ जब “220७ या >: 20% न: ० ब्का >729७, व्यय: 22%, नई 32420 या. नया <2८20- नया 
वह दृष्टान्त--जिस प्रकार समस्त जलोका समुद्र एक अयन 
( प्रत्यस्थान ) है, इसी प्रकार समस्त स्पशोंका त्वचा एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त गन्धोंका दोनो नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त 
रसोका जिह्य एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक अयन है, 
इसी प्रकार समस्त रब्दोका श्रोत्र एक अयन है, इसी ग्रकार समस्त संकल्पोंका 
मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओका हृदय एक अयन है, इसी 
प्रकार समस्त कर्मोंका हस्त एक अयन है, इसी प्रकार समस्त आनन्दोंका 
उपस्थ एक अयन है और इसी प्रकार समस्त विसगेका पायु एक अयन 
है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका चरण एक अयन है और इसी प्रकार समस्त 
वेदोंका बाकू एक अयन है ॥११॥ 


स॒ इति दृष्टान्त; यथा येन 


प्रकारेण, सबोसां नदीवापीतडा- 
गादिगतानामपाम, समृुद्रोडव्धिरे- 
कायनम, एकगमनमेकप्रलयो- 
विभागग्राप्तिरित्यथं।. यथाय॑ 
दृष्टान्तः एवं सर्वेपां स्पणानां 
मृदुककशकठिनपिच्छिलादीनां 

वायोरात्मभूतानां त्वगेकायनम, 
त्वगिति त्वग्विपयं स्पश सामान्य- 
मात्रम/ तसिन्प्रविष्ठाः स्पर्शवि- 
शेषाः--आप इच समुद्रम-तदच- 


तिरेकेणाभावभूता भवन्ति; तस्पैव 


हि ते संथानमात्रा आसन्‌ । 


तथा तद॒पि स्पशसामान्यमात 





वह इृशन्त--जिस प्रकार सम्पूर्ण 
नदी, वावड़ी और तड़ागादिके जलोंका 
समुद्र एकायन --एक गमनस्थान--- 
एक ग्रल्यस्थान अर्थात्‌ अभेदप्राप्ति- 
का स्थल है, जैसा कि यह दृष्टान्त 
है, उसी प्रकार वायुके खरूपभूत 
मृदु, ककश, कठोर और पिच्छिल 
आदि समस्त स्पशोका त्वचा एक 


' प्रल्यस्थान है | त्वचासे त्वचासम्बन्धी 


स्पर्शसामान्यमात्र समझना चाहिये, 
उसीमे समुद्र्में जलके समान स्पर्रा- 
विशेष प्रविष्ट है, उसके बिना वे 
सत्ताशन्य हो जाते हैं, क्योंकि वे 


| उसीके सस्थानमात्र ( पृथक आकार- 


मात्र ) थे । 


इसी प्रकार वह त्वक्शब्दवाच्य 
स्पशंसामान्य, त्वचाके विषयमें स्पर्श- 


ए्ण्र बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
अई>2 चाई>८2:%- न्यई 2:2४ बह नई 2८2 2 चयड:०:2 ऋ- 22 नया ऋ- नयई>:2 %, न व व्य >29, 2, 
त्वक्छब्दवाच्यं सनःसझ्लत्पे मनो- | विशेषोके समान मनके विषय- 
विषयसामान्यमात्रे, त्वग्विषय इंच | सामान्यमात्ररूप मन:संकल्पमें प्रविष् 
स्पशविशेषाः, ग्रविष्ट तदयतिरे- | होकर उससे प्रथक्‌ सत्ताशून्य हो 
केणाभावभूत॑ मवति; एवं मनो- | जाता है | इसी तरह मनका विषय 
विषयोऊ5पि बुद्धिविषयसामान्यमात्रे | मी बुद्धिके सामान्य विषयमात्रमें 
प्रवि्स्तदयतिरेकेणाभावभूती . | प्रवेश करके उससे प्रथक्‌ नहीं रहता 
भवति; विज्ञानमात्रमेव भ्रृत्वा | तथा विज्ञानमात्र ही होकर समुद्रमे 
प्रज्ञानधने परे ब्रह्मण्याप इच ससुद्रे | जलके समान ग्रज्ञानधन पस्रह्ममें लीन 
प्रलीयते । हो जाता है| 


एवं परम्पराक्रमेण शब्दादा 
सह ग्राहकेण करणेन प्रलीने 
प्रज्ञानघने उपाध्यभावात्सेन्धव- | हे 
मेक नन्तिः उपाधि न रहनेके कारण लवणखण्ड- 

कप पक ब के समान एकरस, अनन्त, अपार, 
मार निरन्तर ब्रह्म व्यव॒तिष्ठते |  आछण्ड, प्रज्ञानधन ब्रह्म ही रह जाता 


इस प्रकार परम्पराक्रमसे अपने 
ग्राहक इन्द्रियके सहित शब्दादिके 
प्रज्ञानधनमें छीन हो जानेपर कोई 


तसादात्मेव एकमद्दयमिति प्रति- | है | अत एकमात्र अद्वितीय आत्मा 
पत्तव्यम्‌ । ही है---ऐसा जानना चाहिये । 
तथा सर्वेषां गन्धानां प्रथिवी- | इसी प्रकार प्रथिवरीके विशेषरूप 
विशेषाणां नासिके प्राणविषयसा- | समस्त गन्धोंका नासिकाएँ--आण- 
मान्यमः तथा सर्वेपां रसानाम- | + नी विषयसामान्य, जले हि 
ब्विशेषाणां जिहेन्द्रियविषयसा- च्द्प सकल 
5५०६ विषयसामान्य,  तेजके विशेषरूप 
मकर बे न न समस्त रूपोंका चक्षु-- चश्लुसम्बन्धी 
वेशेपाणां चश्ल॒श्नक्ुविषयसा- | तंघयसामान्य और पहलेहीकी तरह 
सान्यम्‌) तथा शब्दानां श्रोत्र- | शब्दोका श्रोत्रसम्बन्धी विषयसामान्य 
विषयसामान्य॑ पूवेवत्‌ । तथा | आश्रय है । इसी प्रकार श्रोत्रादि 
श्रोत्रादिविषयसामान्यानां मनो- ' विषयसामान्योका मनके विषय- 


ब्राह्मण ७ ] शाइरसभाष्यार्थ ण्ण३्‌ 
22... ६२ ८७६. अ५ अ> ९०० ०4६22. या५०2.. ०९२२५... ९२५. ९२2५ ५2०. 
विषयसामान्ये सझ्ूत्पे। मनो- | सामान्‍्यहूप सकल्‍्पमें, मनके विषय- 
विपषयसामान्यस्यापि वुद्धिविषय- | सामान्यका भी बुद्धिके विषयसामान्य- 
सामान्ये विज्ञानमात्रे। विज्ञान-| रूप विज्ञानमात्रमें और फिर विज्ञन- 
मात्र! भूत्वा परसिन्प्रज्ञानघने | मात्र होकर प्रज्ञानधन परमात्मामे छय 


प्रलीयते । 

तथा कर्मेन्द्रियाणां विषया व- 
दनादानगमनविसर्गानन्द विशेषाः 
तत्तत्क्रियासामान्येष्वेव. प्रविश 
न विभागयोग्या भवन्ति, सप्मुद्र 
इवाव्विशेषा: तानि च॒ सामा- 
न्यानि प्राणमात्रम, प्राणश्व ्रज्ञान- 
मात्रमेव । “यो वे ग्राणः सा 
प्रज्ञा या वे ग्रज्ञा स ग्राण/! 
(कौपी० उ० ३।३) इति 
केपीतकिनोउ्घीयते । 

ननु सर्वत्र विपयस्पेव प्रलयो- 
उमिहितः, न तु करणल; तत्र 
को5भिग्राय इति ९ 

वास; किन्तु विपयसमान- 


जातीय॑ करण मन्यते भ्रुतिः, न तु । 


जात्यन्तरम्‌; विपयस्थेव खात्म- 


ग्राहकत्वेन संखानान्तरं करणं ! 


नाम-यथा रूपविशेषस्येव संस्थान 


प्रदीपः करणं सवरूपप्रकाशने। 
बू० उ० ७०७--- 


' हो जाता है। 


इसी प्रकार कर्मेन्द्रियोंके भाषण, 
ग्रहण, गमन, त्याग और आनन्द्रूप 
विशोेप विषय उन-उन क्रियाओके 
सामान्योमे ग्रविष्ट होकर विभागके 
योग्य नहीं रहते, जिस प्रकार कि 
समुद्रमें गये हुए जलविशेष | वे सारे 
सामान्य प्राणमात्र हैं. और प्राण 
प्रज्ञानमात्र ही हैं । कौषीतकी 
शाखावाले कहते हैं---“जो प्राण है 
वही प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा है वही 
प्राण है ।? 

ज़ह्ठा-किन्तु यहाँ सर्वत्र विषयका 
ही लय बतलाया गया है, इन्द्रियका 
नहीं--सो इसमें क्या कारण है ? 

समाधान-ठीक है, किन्तु श्रुति 
इन्द्रियको विषयकी सजातीय मानती 
है, अन्य जातिवाली नहीं | विषयका 
ही अपने ग्राहकरूपसे जो अन्य 
खरूप है, उसीका नाम इन्द्रिय है । 
जिस प्रकार रूपविशेषका ही संस्थान- 
मात्र दीपक सब प्रकारके रूपोंको 


प्रकाशित करनेमें साधन है, इसी 


ण्ण्छ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब््ध(क2) न्यर्ई 2 याई ने: पक व्याद>:-आ यहाई 20 व्याई २८-38 नया 3-2) न्याइ 4 बाई >:2 ७ बई( 2.0 नाई ब्या2, 


| 
एवं स्वविषयविशेषाणामेव खा- | ग्रकार दीपकह्दीकी तरह समस्त 


त्मविशेषप्रकाशकत्वेन संख्याना-| “ रिपके.. खरूपविशेषके 
प्रकाशकरूपसे इन्द्रियाँ उन्हींके अन्य 
न्तराणि करणानि ग्रदीपवत | क्‍ 


सस्थानमात्र हैं | इसलिये इब्द्रियोके 
तसान्र करणानां पृथक्म्रल्ये यत्र 


प्रछयके लिये पृथक्‌ ग्रयत्ञ करनेकी 
कार्य, विषयसामान्यात्मकत्वा- | “स्‍ऑिकता नहीं है, विधयसामानय- 


| रूप होनेके कारण विषयके प्रल्यसे 
द्िषयप्रलयेनव ग्रलयः सिद्धों भवति | ही इन्द्रियोंका भी ग्रलुय सिद्ध हो 


करणानामिति ॥ ११॥ जाता है ॥११॥ 


+-#+-<5600&89.9७-----:: 





विवेकद्वारा देहादिके विज्ञानधनस्वरूप होनेमें जलमें डाले हुए 
लवणखण्डका दृष्टान्त 


तंत्र 'इदं से यदयमात्मा' ' तहोँ यह प्रतिज्ञा की गयी है कि 
(२।४। ६) इति प्रतिज्ञातम्‌। “ह जो कुछ है सब आत्मा है | 
तत्र हेतुरभिहितः-आत्मसामान्य- ' सिम आत्मसामान्यत्व, आत्मजनितल 
त्वमू, आत्मजत्वम्‌, आत्मम्रल्यत्व॑ और आत्मप्रल्यत्व ये हेतु बतलये 
च | तसादुत्पत्तिसथितिप्रलयकालेघु हैं। भरत, उत्पत्ति, स्थिति और 


प्रज्ञानव्यतिरेकेणाभावात्‌ “प्रज्ञ प्रछ्यकारोंमें प्रज्ञानसे भिन्न किसीकी 
ज्ञ वात अज्ञात (या न होनेके कारण जो ऐसी 


ब्रह्म/ (ऐ० 3३०५ | ३) “आ- ' प्रतिज्ञा की थी कि 'प्रज्ञान अब है” 
त्मेवेदं सवंम/! (छा० उ० ७। यह सब आत्मा ही है?” उसे तर्वासे 
२५। २ ) इति पतिज्ञातं यत्‌, | भी सिद्ध कर दिया | यह प्रल्य 
तत्तकतः साधतम्‌ । खाभावि- | स्वौभाविक है---ऐसा पौराणिक लोग 
कोथ्यं प्रढलयः इति पोौराणिका | कहते हैं | बह्मवेत्ताओंका जो अल्म- 
वदन्ति | यस्तु चबुद्धिपूवंकः | विधाजनित बुद्विपूर्वक प्रव्य होता 


__ _ खुली इिी: 








१. कार्यका कारणके आश्रित रहना--यही इसकी खाभाविकता है | 


ब्राह्मण 3 ] शाह्रभाष्यार्थ ५ 
जय पक प्याई हवा: व्याई 2 पर प्याए+पक, यहाई 2८2 याद (3-0 च्याई ५८) ५७, न्याई 22 प- नहर: जाई 2-2, "या ०५ 
प्रलुयो अद्मविदां त्रह्मविद्यानिमित्तः, | है; वह आत्यन्तिक है--ऐसा कहते 
अयमात्यन्तिक  इत्याचक्षते-- | हैं, जो कि अविद्याके निरोधद्वारा होता 
अविद्यानिरोधद्वारेण यो भवति; | है; उसीके लिये यह विशेष आरम्भ 
तदर्थोज्यं विशेषारम्भ+-- ' किया जाता है । 
3 
स यथा सेन्धवखिल्‍य उदके प्रास्त उदकमेवानु- 
विलीयेत न हास्योद्ग्रहणायेव स्यात्‌। यतो यतस्त्वाददीत 
लवणमेबेवं वा अर इदं महहूतमनन्तमपारं विज्ञानधन 
एवं । एतेभ्यो भूतेभ्यः सम्त॒ुत्थाय तान्येवानु विनश्यति 
नप्रेत्य संज्ञास्तीत्यरे ब्रवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः॥१२॥ 
इसमें यह दृश्टान्त है---जिप्त प्रकार जलमें डाछा हुआ नमकका डला 
जल्में ही लीन हो जाता है। उसे जछूसे निकालनेके लिये कोई 
समर्थ नहीं होता | जहाँ-जहाँसे भी जल लिया जाय वह नमकीन ही जान 
पड़ता है, हे मैत्रेयि | उसी प्रकार यह महड्भृत अनन्त, अपार और विज्ञान- 
धन ही है | यह इन [ सत्यशब्दवाच्य ] भूतोंसे प्रकट होकर उन्हींके 
साथ नाशको ग्राप्त हो जाता है, देहेन्द्रियमावसे मुक्त होनेपर इसकी कोई 
विशेष संज्ञा नहीं रहती। हे मेत्रेयि ! ऐसा मैं तुझसे कहता हूँ---ऐसा 
याज्ञवल्क्यने कहा || १२ ॥ 
तत्र दृष्टान्त उपादीयते--स | यहाँ यह दृश्टान्त दिया जाता है- 
यथेति ग 'स॒ यथा? इत्यादि । सैन्धवखिल्य-- 
यथेति | सेन्धवखिल्य/-पिन्धोवि- सिन्धुके विकारका नाम सैन्धव 
है, (सिन्धु” शब्दसे जल कहा जाता 
है। स्वन्दन करने (बहने) के 
कममिधीयते, स्न्दनात्सिन्धु- | कारण जल सिन्घु है, उसका विकार 
अथवा उससे उत्पन्न होनेवाला सैन्धव 
रुंदकम/ तदिकारस्त्र भवो वा बज हज पल हो और 


सैन्धवः, सैन्धवथ्ासों खिल्यश्रेति | खिल्य ( डला ) हो, उसे सैन्धबस्िलय 


कारः सेन्धवः, सिन्धुणब्देनोद- 


णज्‌ज८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


जब सबके, नाई नयाई 22% प्याई:८-स्‍2०- बाई 2:79 यह २:24 "2, या 2:2:%, व्याई>72%, ज:, 


भिचारात्सवंदेव परिनिष्पन्नमिति 
त्रेकालिको निष्ठाप्रत्ययः । 
अथवा भूतशब्दः परमाथे- 
वाची, 
चेत्यथ; 


मह्च॒ पारमार्थिकं 
लोकिक॑ तु यद्यपि 
महड्भवति, खम्तमायाकृतं॑ हिम- 
बदादिपवेतोपम न परमाथवस्तु; 
अतो विशिनष्टि-इदं तु महत्च 
तद्भृत॑ चेति । अनन्त नास्थान्तो 
विद्यत इत्यनन्तम्‌; कदाचिदा- 
पेक्षिक॑ स्ादित्यतों विशिनष्टय- 
पारमिति। विज्ञप्तिविज्ञानम्‌/विज्ञानं 
च्‌ तद्घनश्रेति विज्ञानधनः, 
घनशब्दो जात्यन्तरग्रतिषेधार्थ+- 
यथा सुवर्णघनोज्योधन इति; 
एवशब्दोज्वधारणा4+*-नान्यजा- 
त्यन्तरमन्तराले विद्यत इत्यर्थः । 


यदीदमेकमद्ेत॑ परमार्थतः 
खच्छे. संसारदु/खासम्पृक्तम, 


ज्यो-का-त्यों रहता है, इसलिये भूत 
है। “भूत? शब्दमें “त? यह निष्ठाप्रत्यय 
त्रैकालिक है। 

अथवा “भूत? शब्द परमार्थवाची 
है। अर्थात्‌ वह महत्‌ है और 
पारमार्थिक है, [ इसलिये महद्भूत 
है ] | यद्यपि हिमालयादि पर्व्॑तोके 
समान लौकिक वस्तु भी महान्‌ होती 
है किन्तु वह खप्न या मायाके समान 
है, परमार्थवस्तु नहीं | इसीसे 
श्रुति इसे विशेषित करती है कि यह 
महत्‌ है और भूत भी है । भनन्‍्त 
अर्थात्‌ इसका अन्त नहीं है, इसलिये 
अनन्त है । कदाचित्‌ इसकी 
अनन्तता आपेक्षिक हो, इसलिये 
भअपारम? ऐसा विशेषण देती है। 
विज्ञतिका नाम विज्ञान है, जो 
विज्ञान हो और घन हो उसे विज्ञान- 
घन कहते हैं। यहाँ घनशब्द 
[ विज्ञानमें ] अन्य जातिकी वस्तुका 
निषेध करनेके लिये है; जैसे कि 
सुवर्णघन, छोहघन आदि । “एव! 
शब्द निश्चयार्थक है | तात्यर्य यह है 
कि इसके भीतर कोई दूसरी विजातीय 
वस्तु नहीं है | 


यदि यह आत्मतत्त एक, अद्दित, 
परमार्थतः झुद्ध और सासारिक दु.खों- 


५६० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बिक नाई 2 जाई: नई: पाई 22 पाई: व्याध:2-22%- बाई 3-०. बह 22% व्ाई 22% <ऋऐष ५७ व, 


ब्रह्मविद्याया नदीससुद्रवत्म वि- 
लापितानि विनश्यन्ति, सलिल- 
फेनबुद्वुदादिवत्तेचु विनश्यत्सु 
अन्वेबेष विशेषात्मखिल्यमावो 
विनश्यति; यथा उदकालक्त- 
कादिहेत्वपनये सयचन्द्रस्फटिका- 
दिश्रतिविम्बो विनश्यति, चन्द्रादि- 
खरूपमेव॒ परमार्थतोी व्यव- 
तिष्ठत। तदत्पज्ञानघनमनन्त- 
मपारं खच्छ व्यवतिष्ठते । 


न तत्र ग्रेत्थ विशेषसंज्ञास्त 
कार्यकरणसच्जतेभ्यो विध्रुक्तसय-- 
इत्येबमरे मेत्रेयि ब्रवीमि नास्ति 
विशेषसंज्ञेति--अहमसावसुष्य 
पुत्रो ममेद॑ क्षेत्र धन॑ सुखी 
दु/खीत्येबमादिलक्षणा, अविद्या- 
कृतत्वात्तस्याः: अविद्यायाश्र ब्रह्म- 
विद्यया निरनन्‍्वयतो नाशितत्वा- 
त्कुतो विशेषसंज्ञासम्भवों ब्रह्म- 
विदश्चेतन्यखभावावस्खितस्स* 
शरीरावखितस्यापि विशेषसंज्ञा 


नोपपद्यते किश्ुत कार्यकरणविम्न- 
क्तस्य सबंतः ? इति होवाचोक्त- 


समुद्रमे नदीके समान छीन होते हुए 
नाशको ग्राप्त होते है, जल्में फेन 
और बुदूबुदोंके समान उनके नाश 
होनेके साथ ही यह विरेषात्मरूप 
खिल्यभाव भी नष्ट हो जाता है। 
जिस प्रकार जल और अछक्तक आदि 
हेतुओके हट जानेपर सूर्य, चन्द्र और 
स्फटिक आदिका प्रतिविम्ब नष्ट हो 
जाता है, केवल चन्द्रादिका पारमा- 
थथिंक खरूप ही रह जाता है, उसी 
प्रकार फिर अनन्त, अपार और खच्छ 
प्रज्ञानघन ढ्वी रह जाता है। 


फिर ग्रेत्य--देहेन्द्रियभावसे मुफ्त 
होनेपर उसकी विशेष सज्ञा नहीं 
रहती; इसीसे हे मैत्रेयि | में यह 
कहता हूँ कि उसकी 'मैं अमुक हैँ, 
अमुकका पुत्र हूँ, यह क्षेत्र और 
धन मेरा है, मैं सुखी हूँ, दु खी हैं 
इत्यादि प्रकारकी विशेष सज्ञा नहीं 
रहती, क्योकि वह तो अविद्याजनित 
ही है, और अविद्याका उसके 
कारणके सहित ब्रह्मविद्यासे नाश हो 
चुका है, इसलिये चेतन्यखरूप 
ब्रह्मवेत्ताकी विशेषसंज्ञा रहनेकी 
सम्भावना कहाँ है उसकी वो 
शरीरमें रहते हुए भी कोई सक्ञा 
होनी सम्मव नहीं है, फिर सब 
प्रकार देह और इच्धियोसे मुक्त 
होनेपर तो रह ही कैसे सकती हैं 


पक कं] शाइरमभाष्याथ ५६१ 
को, ५ पका ०." >कलक "था 3 पल, जाओ. 3 पथ चाय “१.3७ ब्य - >2कत चार ०.०० ना) फेक च्यहट ---220» व्या-) पकाक चाप, जाए" “कक 
पान्यिठ परस्माधदशन मेसेस्पे इस प्रहार सातयन्य्यने अपनी भार्या 
हा ने % प्रति परमार्यद्ट्टि का निरुपण 
भायाम यातउल्कयःर ॥ १९ ह॥॥ १२ ॥ 
पर लकी मा 2 अल लक 
+3+% ४ गदू। ऊवर शावाच्स्यक् समाधान 


एप पैनियोधितों_* उस वार वो इसये लानेपर-- 
सा हाथाच सन्नच्यत्रव सा सगवानग्रमहज्ञ प्रत्य 
संज्ञान्तीति स होवाच न वा अरे माह ब्वीम्यर्ल 


या अर उद वज्चञानाव ॥ १३॥ 

इरप «7७४ का, पागिशात दे मंदलर कोर सं नदी रत्ती-- 
उबर | «चने सुर मऊर्च 3 दिख (। याजव क््यने कद, 'ह 
गये थे दर बयडय हु हर रहा है, «औगी | यः तो उसे (मददल ) 


कब भा तन जय कक 
8 4 «० ३२०१ +:4 ५२७" “|| 2३ ॥| 





सा ४ ऊफिलोगाचोक्तय्ती . उस सजबीने रद्द 

जा +्य अक्ाव दा हद यमतत्ता- 
| एन करनेआरे श्रीमानने तो 
मु मल उन्दन कर दिया ८ | उसी 
आते है द्ाति कहती ऐ-उस अदके) 
बच्यमाचक्षागेन बेगयता मम [क्यों टी मुझ आप शगयवान-- 
पूणाआन्‌ अर्थात्‌ पूष्य पुरुपने अमू- 
गदतू--मोद उत्पन्न कर दिया। 
भेगयान्पृजाबानममुदन्मोदह छूत- उन्होंने अदकी विरुद्धवर्मवत्ताका 
किस प्रकार वर्णन किया है-सो 
ब्रतनाया जाता हँ-पहले. भ्वह 


अप्रेबी--त्रेय एनम्मिल्य एक- 


म्मिन्निस्तुनि जबग्नणि व्रिदद्रधम- 


मोह हुत< तदाहु--अं्रेत् भा 


बान । कथ तने बरूद्! वमवचचम्‌ 


उक्तामन्यच्यत-- पथ वनानवन  विनानवन हा है! एसपी प्रतिज्ञा करके 
ए० उ० ७२--७छ२--- 


प्द्र 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बट) नकल: पाई: व्याई 2 व्याई 22% बाई "८24 नया >:23- नहाई 20% "यार :०- ७ व्याई 20%: वाई ८2% नहा. 


एवेति श्रतिज्ञाय पुनर्न श्रेत्य 


संज्ञास्तिती; कथ्थ विज्ञानघन 


एवं $ क्थ वा न प्रेत्य संज्ञा- 
स्तीति न छुष्णः शीतश्राप्नि- 


रेबेको भव॒ति। अतो मूढास्म्यत्र | 


स होवाच याज्ञवल्क्यः-न वा 
अरे मैत्रेय्यहं मोह त्रवीमि-मोहन 
वाक्य न बवीमीत्यथः। नल 
कथ॑ विरुद्धधर्मत्वमवोचः-विज्ञान- 
घन॑ संज्ञाभाव॑ च१ न मयेद- 
मेकसिन्धमिप्यमिहितस्‌ ; त्वयै- 
वेद॑ विरुद्धधर्मत्वेनेक॑ वस्तु परि- 
गहीत॑ आन्त्या, न तु मयोक्तम। 
मया त्विदमक्तम्‌--यस्त्वविद्या- 
प्रत्युपस्थापितः कार्यकरणसम्बन्धी 
आत्मनः खिल्यमावः, तसिन्वि- 
दया नाशिते, तन्निमित्ता या 
विशेषसंज्ञा शरीरादिसम्बन्धिनी 
अन्यत्वद्शनलक्षणा, सा काये- 





फिर “देहपातके अनन्तर कोई सज्ञा 
नहीं रहती? ऐसा कहा है| सो किस 
प्रकार वह विज्ञनधन ही है. और 
किस प्रकार देहपातके अनन्तर 
उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती * एक 
ही अग्नि उष्ण और शीतल दोनों 
प्रकारका नहीं हो सकता, अतः 
इस विषयमें मुझे मोह ( भ्रम ) 
हो गया है | 


उस याज्ञवल्कयने कहा, 'े 
मैत्रेयि ! में मोहका उपदेश नहीं कर 
रहा हूँ अर्थात्‌ मोह उत्पन्न करनेवाली 
बात नहीं कह रहा हूँ ॥ [ मैत्रेयी 
बोली] तो फिर “वह विज्ञानधन है और 
उसकी कोई संज्ञा नहीं है? ये आपने 
उसके दो विरुद्ध धर्म क्यों बतलाये ! 
[याज्ञवल्क्यने कहा-] मैंने ये धर्म एक 
ही धर्ममिं नहीं बतलाये हैं; भ्रान्तिसे 
तूने ही एक वस्तुको विरुद्ध धर्मवाली 
समझ लिया है, मेंने ऐसा नहीं 
कहा | मैंने तो ऐसा कहा था कि 
आत्माका जो अविदाद्यारा प्रस्तुत 
किया हुआ देहेन्द्रियसम्बन्धी खिल्य- 
भाव है, उसका विद्याद्वारा नाश कर 
दिये जानेपर उस खिल्यमावके 
कारण पड़ी हुई जो शरीरादिसम्बन्धिनी 
अन्यत्वदर्शनरूपा विशेष संज्ञा होती है, 


गठाण ७ ] शाउरभाष्यार्थ ५६३ 
जय... कक -...- :कक- न्याक.-पकक, न्यकर--। पक» जया >.. 2७० न्यकाई "2० व्यादर-+#पकव० व > अबक न्याद<->3कक याद ७20७ या २0% बयां र कक 
करणमदातोपाधा . प्रविलापिते | १४ फार्यकरणसघातरूप उपाधिके छीन 
नहय॒ति हेल्मभावाद्‌ उदकाया- हे २ कोर हेतु न झनेके कारण 
अत अह ्जिक शक इसी प्रकार नट्ट हो जाती है, जिस 
पादच चुन्द्रादप्रातापृस्य- ' प्रकार जगदि आधारका नाश हो 
लजन्निमित्तत प्रसाशादि:; ने पुनः जानेपर चन्द्रादिका प्रतिनिम्म और 
उससे दोने॥ऊे प्रकाशादिका नाश 
माह हि दो जाता ऐ। किन्तु जिस प्रकार 
दससाग्मपस्रूपस  घजान- वास्तवेक चन्द्रमा और सूर्यादिके 
स्रूपका नाश नहीं होता, उसी 
७... प्रकार भससारी ब्रढ्यके स्परूप 
इत्युक्तमू: स्‌ आत्मा सबृस्थ वितानधनका भी नाग नहीं होता; 
उस्तीकी विजञानथघन--उस नामसे 
कहदा गया €ं; बह सम्पूर्ण जगतका 
विनाशी । विनाशी ल्वविद्याकृतः ' आत्मा है और भूताका नाश द्ोनेपर 
पाचारम्मणं॑_ भी परमार्यत: _ उसका नाश नहीं 
मम मत होता | गिनाशी तो अवियाजनित 
वफ़ारा नामधयमू (छा? उ० खिन्यमाव ही ऐं, जैसा कि “विकार 
याणीसे आरम्भ होनेवाला नाममात्र 
। |. |... ' है” इस अन्य श्ुतिसे सिद्ध होता 
अय तु पारमाधकः-आवबनाशा वा € | फिल्तु यद तो पारमार्थिक हैँ 
और है मैत्रेयि ! यह आत्मा तो 
रात , अग्रिनाशी है; अत* जिस प्रकार 
अर दद महद्वतमनन्तमपार यथा | इस्धक्री व्याख्या की गयी है, उसी 
व्याख्यातं॑ प्रित्ञानाय विज्ञातुम्‌ | प्रकार यह अनन्त और अपार महद्भृत 
“न हि वितातुबिज्ञातेबिंपरिकोपो |. कक 06, 
हि है / * । बिज्ञानका विशेषख्पसे छोप नहीं 
विद्यतेडविनाणित्वात” ( ४। ३ । | होता, क्योंकि वह अविनाशी है?” 
३० ) इति हि वक्ष्यति ॥१३॥ । ऐसा श्रुति आगे कहेगी भी ॥१३॥ 


ीओण_्क ९ १ शमन--77+ 


प्रमाथनस्द्रादित्यखस्पानाणव- 
घनस नाग॥;.. तटठिज्ानधन 
जगत. परमाथता भृतनाशान्र 
खिल्यभाष:, 


६|?7। ४) इते श्रुत्यन्तरात्‌ | 


अगेट्यमात्मा, अतो5लं पयांप्त॑ थे 


ण्द्छ बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ज्ई(फ, बकरे 202, नकल: ७, बने या आ- नह >८22% न्याई ८: अक- नया ५:23 व्याई: 2८2 बाई: जा >> आना: 
व्यवहार द्वैतमें है, परमार्थ व्यवहारातीत है 

कर्थ तहिं ग्रेत्य संज्ञा नास्ति | शरीरपातके अनन्तर उसकी संज्ञा 
। किस ग्रकार नहीं रहती ? सो बतलाया 
इत्युच्यते, श्रृणु- जाता है, सुनो-- 


यत्र हि हतमिव भमबति तदितिर इतरं जिप्नति 
तदितर इतरं पदयति तद्तिर इतर* श्वणोति तदितर 
इतरममिवदति तदितिर इतरं मनुते तद्तिर इतरं 
विजानाति यत्र वा अस्य सबमात्मेवाभृत्तत्केन क॑ जिध्े- 
त्तत्केन क॑ पर्येत्तत्केन क* श्वणुयात्तत्केन कममिवदेत्त- 
त्केन क॑ मन्‍्बीत तत्केन क॑ बिजानीयात्‌ | येनेद< स्व 
विजानाति त॑ केन विजानीयाठिज्ञातारमरे केन विजा- 
नीयादिति ॥ १8॥ 


जहाँ ( अविद्यावस्थामें ) देत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको सूँघता 
है, अन्य अन्यको देखता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका 
अभिवादन करता है, अन्य अन्यका मनन करता है तथा अन्य अन्यको 
जानता हैं | किन्तु जहाँ इसके लिये सब आत्मा ही हो गया है वहाँ किसके 
द्वारा किसे सँँघे, किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वारा किसे सुने, किसके द्वारा 
किसका अभिवादन करे, किसके द्वारा किसका मनन करे और किसके द्वारा 
किसे जाने * जिसके द्वारा इस सबको जानता है, उसे किसके द्वारा 
जाने ? हे मैत्रेयि | विज्ञाताको किसके द्वारा जाने १॥ १४ ॥ 


हि-क्योकि जहाँ जिस अविदा- 
कल्पित देहेन्द्रियसंघातरूप उपाधिसे 
उत्पन्न हुए विशेषात्मरूप खिल्यभावें 
दैत-सा अर्थात्‌ परमार्थत, भद्वेत 


यत्र यसिन्नविद्याकलिपते 
कार्यकरणसट्डातोपाधिजनिते वि- 
शेपात्मनि खिल्यभावे, हि 
यस्मात्‌, देतमिच-परमार्थतो5द्वेते 








ब्राह्मण ४ | शाड्डरभाष्याथे प्ष्द्द्ष 
ब्याह कर जाई 3८2 नया ०2 2 व्याई ८ ५ या (32 पक 3: जाई ०-2 वाई पाक न्याय? पक नकल: पक ब्याह: 2 ५७, कई 272 :क- 
5 ऊ 6 भिन्नमि | ब्रह्ममें द्वैत अर्थात्‌ 
ब्रह्मणि इृतमिव व्‌ वस्त्व- | त्रह्म -सा मिन्न-सा अर्थात्‌ 
स्तरमात्मनः--उपरक्ष्यते । नल | मजे मित्र हंस होता 
हेतेनोप्ीयमानत्वाद हतस्स पार- | दै-[ श्भा-] किन्द दैतसे उपना 
7 अद  आि लक | दिये जानेके कारण तो द्वैतकी पार- 
माथिकत्वामति; न। “वाचा- | मरार्थितता सिद्ध होती है । 
रम्भणं विकारों नासधेयम्‌! । [ समाधान-] नहीं, क्योकि “विकार 
(छा० उ० ६। १। ४७) इति | वाणीसे आरम्म होनेवाला नाममात्र 
| है?” ऐसी एक अन्य श्रुति है, तथा 


श्रुत्यन्तरा (४ द्वितीयस' )) 
त्यन्तरात्‌, एकमरेव | 'एक ही अद्वितीय ब्रह्म है? «यह 


( छा० 35० ६५। २। १) “आ- 
त्मेवेदं सर्वम!/ (छा० उ० ७। 
२५ | २) इति च। तत्तत्र 
यसाद्‌ हतमिव तसादेवेतरोउ्सो 
परमात्मनः खिल्यभूृत आत्मा- 
परमा4/ चन्द्रादेरियोदकचन्द्रा- 
दिग्नतिविम्ब इतरो प्रातेतरेण 
प्राणेनेतरं घ्रातव्य॑ जिघ्रति॥ 

इतर इतरमिति कारकप्रदश- 
नाथंमू,जिप्नतीति क्रियाफलयोरमि- 


धानम्‌, यथा छिनत्तीति-यथो- 


यम्योद्यम्य निपातनम्‌/ छेद्यसय च ॥ 


सब आत्मा ही है? ऐसी भी श्रुति 
है | अतः वहा चूँकि द्वैत-सा रहता 
है, इसलिये ही परमात्माका खिल्यरूप 
वह अपारमार्थिक आत्मा उससे अन्य 
अर्थात्‌ चन्द्रादिके जलमे पडे हुए 
चन्द्रादि ग्रतिविम्बके समान मित्र 
है अर्थात्‌ परमात्मासे इतर सूघनेवाला 
अन्य प्राणेश्दियसे इतर सूँघनेयोग्य 
पदार्थोंको सूँघता है। 


यहाँ जो इतरः इतरम? ऐसा 
कहा गया है वह [ कर्ता और कर्म ] 
कारकोंको प्रदर्शित करनेके लिये है 
और, “जिप्रतिः यह क्रिया और फल- 
को बतलानेके लिये है, जिस प्रकार 
'छिनत्तिः-छेदन करता है। जे" 
कुल्हाडी उठा-उठाकर मारना “' 
बसस्‍्तुके दो खण्ड हो हे 


होधीमाव, उसय॑ छिनत्तीत्येके- | ही 'छिनत्तिः सु 


ण्द्द बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्कईस2फ्र नक (:2ऋ ब्क न फ नस बह नए पक व्याई 22%, कई <-- कन्या 2: ऋ- नहा नाईक यह न नानक, 
नेव शब्देन अभिधीयते-क्रिया- | कहे जाते हैं, क्योंकि उसीमें क्रिया- 
की समाप्ति होती है और क्रियाके 

वसानत्वात्क्रियाव्यतिरेकेष  च | बिना उस फलकी उपलब्धि भी नहीं 
होती | अतः [ परमात्मासे ] भिन्न 

तत्फलस्थानुपलम्भात्‌ः इंतरो सूँघनेवाला अपनेसे मिन्न प्राणेन्द्रियके 
द्वारा उससे मिन्न प्रातव्य पदार्थको 
सूँघता है। इसी प्रकार भगेके 
पर्यायोंमें समझना चाहिये | पहलेही- 
के समान वह सबको विशेषरूपसे 
नाति; इयमविद्यावद्वथा । |जानता है; यह उसकी अविदा- 

वान्‌ ( अज्ञानी ) की अवस्था है | 

यत्र तु ब्रह्मविद्ययाविद्या नाश- | किन्तु जहाँ ब्रह्मविाके द्वारा 
अविद्या नाशको ग्राप्त हो गयी है, 
वहाँ आत्मासे मिन्न अन्य वस्तुका 
णान्यस्याभाव:; यत्र वे अस्य | अभाव हो जाता है। और जहाँ इस 
ब्रह्मविदः से नामरूपाधात्मन्येव हक सम्पूर्ण कप 
/पहिकक जि आत्माद्दीमें लीन किये जाकर आत्मा 
प्रविलापितमात्मेव॒ संबृत्तमू/ यत्र | ही हो गये हैं, इस प्रकार जहाँ सब 


एवमात्मेवाभूत्तत्तत्र केन करणेन | कुछ आत्मा ही हो गया है, वहाँ हर 
५ जि किस सुँघनेयोग्य 
प्रातव्य॑ ९ इन्द्रियके द्वारा 

के आतर्व्य को जिम्ेत्‌ तथा पदार्थकों कौन सूँघे ? तथा कौन 
पश्येद्दिजानीयात्‌ $ सच्त्र हि | देखे, कौन जाने ? क्योंकि सभी 
कारकसाध्या क्रिया, अतः | जगह क्रिया तो कारकसाध्य ही होती 
लक | है, अत. कारकका अभाव हो 
कारकाभावेश्लुपपत्तिः क्रियायाः; ; जानेपर क्रिया सम्भव नहीं रहती 

। तथा क्रिया न रहनेपर फल नहीं 
रूता । अतः अवियाके रहते 


अविद्यायामेव सत्यां क्रियाकारक- | इंए ही क्रिया, कारक और 


प्राता इतरेण प्राणेनेतरं प्रातव्य॑ 


जिप्नति--तथा सर्व पूर्व॑वद्विजा- 


मुपगमिता तत्र आत्मव्यतिरेके- 


क्रियाभावे च फलाभावः । तसादू 


ब्राह्मण ४ ] 


शाड्रभाष्या्थ 


ण्र्ड 


कर्क या :.:% व्याई 72 वाई >:22% "का <3:2%- नह <30७ च्याई 2:22 «कई ->: 20% व्याई 22४, नया: 2/, ज्यई:2स्‍%, नाई, 


फलव्यवहारः। न बक्मविद्‌+-- 
आत्मत्वादेव स्वस्थ, नात्म- 
व्यतिरेकेण कारक॑ क्रियाफलं 
वास्ति; न चानात्मा सन्सवं- 
मात्मेव. भवति  कखचित) 
तस्ादविद्ययेव अनात्मत्व॑ परि- 
कल्पितम्‌; न तु परमार्थत आत्म- 
व्यतिरेकेणास्ति किश्वित्‌ । तसा- 
त्परमार्थात्मेकत्वप्रत्यये . क्रिया- 
कारकफतग्रत्ययानुपपत्तिः । अतो 
विरोधाहुआविदः क्रियाणां तत्सा- 
धनानां चात्यन्तमेव निवृत्तिः | 
केन कमिति क्षेपा वचन प्रका- 
रान्तरालुपपत्तिदशनाथम! केन- 
चिद॒पि ग्रकारेण क्रियाकरणादि- 
कारकालुपपत्तेः। केनचित्‌ कश्वित्‌ 
कश्नित्‌ कथश्विन्न जिप्रेदेवेत्यथः । 

यत्रापि अविद्यावस्थायामन्यो- 





फलका व्यवहार रहता है, अद्वेत्ताका 
ऐसा कोई व्यवहार नहीं रहता, क्योंकि 
वह तो सबका आत्मा ही है; उसकी 
दृष्टिमं आत्मासे मिन्न कारक, क्रिया 
अथवा फल है ही नहीं; और न 
किसीके लिये अनात्मा रहते हुए सब 
कुछ आत्मा हो ही सकता है; 
अतः अनात्मत्व तो अविद्यासे ही 
कल्पित है, वास्तवमें तो आत्मासे 
भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं | अतः 
पारमार्थिक आत्मैकत्वका ज्ञान होनेपर 
क्रिया, कारक और फलकी प्रतीति 
होनी सम्भव नहीं है । इसलिये 
[ ज्ञानइष्टिसे ] विरोध होनेके कारण 
ब्रह्मवेत्ताके लिये क्रिया और उनके 
साधनोंकी तो सर्वथा निबृत्ति हो 
जाती है। 'केन कम? ऐसा जो 
आक्षेपार्थक वचन है, वह प्रकारान्तर- 
की अनुपपत्ति प्रदर्शित करनेके लिये 
है, क्‍योंकि किसी भी प्रकारसे 
[ बह्मवेत्ताके लिये ] क्रिया और 
करणादि कारकोंकी उपपत्ति नहीं हो 
सकती | तात्पय यह है. कि कोई 


भी किसीके द्वारा किसी प्रकार कुछ 


भी नहीं सूँघ सकता। 
इसके सिवा अविद्यावस्थामें भी 


ण्द८ वृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय २ 
९220. «८९2 “४९2७, «९२०५०. ९२३७, <अ< 29६९2... ४९६03... ९2. ८८2७, ६%०.. ८5. 
न्‍्य॑ पद्यति, तत्रापि येनेद॑ सर्वे | जहाँ अन्य अन्यको देखता है, वहाँ 
मा ति ये पेन निजी यान भी जिसके द्वारा इस सबको जानता 
विजानाति तं केन विजानीयाधेन | है, उसे किसके द्वारा जाने, क्योंकि 
जिसके द्वारा वह जानता है, वह 
इन्द्रिय तो उसके विज्ञेयवर्गम आ 
विनियुक्तत्वात्‌/ ज्ञातुश्र ज्ेय एवं | जाती है और ज्ञाताकी जिज्ञासा भी 
ला हे ज्ञेयमें ही होती है, अपनेमें नहीं 
है जिज्ञासा नात्मोन | ने होती | तथा अम्नि जैसे अपनेहीको 
नहीं जलछाता, उसी प्रकार आत्मा 
अपना ही विषय नहीं हो सकता | 
न चाविषये ज्ञातुज्ञोनप्रपपद्चते | | और जो विषय नहीं है, उसका 
पेनेद सर्व विजानाति त॑ ज्ञाताको ज्ञान नहीं हो सकता। 
तसादू येनेद॑ सर्व बिजानाति त॑ | ॥त: जिसके द्वारा इस सबको जानता 
है, उस विज्ञाताको कोई अन्य अनात्मा 
किस करणके द्वारा जान सकता है। 
विजानीयात्‌ । यदा तु पुनः | किन्तु जिस अवस्थामें परमार्थका विवेक 
विवेकिनो रखनेवाले ब्रह्मवेत्ताके लिये केवल 
परमार्थविवेकिनो ब्रह्मविदो विज्ञा- | दरतीय विज्ञाता ही विधमान रहता 
है, उस समय हे मैत्रेयि | उस 
विज्ञातको वह किसके दाग 

तारमरे केन विजानीयादिति।१४। / जानेगा १ || १४ ॥ 

वदकन पड कलिकिन 
इति बृहदारण्पकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
चतुर्थ मैत्रेयीआह्मणम्‌ || ४ ॥ 


अंडे 
घ्ल 


विजानाति तस्य करणस्थ विज्ञे 


चाग्नेरिव आत्मा आत्मनो विषय+ 


विज्ञातारं केन करणेन को वान्यो 


तैब केवलोड्डयो बतते त॑ विज्ञा- 


फ्ज्क्छ बाहण 


अ-+++ज 8 क ९ कण 


यत्केवर्ल कर्मनिरपेक्षममृतत्व- 


जो कर्मकी अपेक्षासे रहित अकेला 


० <। 
साधन तद्गक्तव्य- | अमशतत्वका साधन है, उसका 


उपकनः 


मिति मेत्रेयीत्राह्मण- , 


मारूधम, तदात्मज्ञानं स्व- 
संन्यासाड़विशिष्टम्‌ । आत्मनि च 


विज्ञाते सबभिदं विज्ञातं भवति, ' 


आत्मा च प्रियः सर्वसात; 
तसादात्मा द्रएव्यः | स च॒ 
श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासि- 
तव्य इति च दशनग्रकारा 
उक्ताः । 


तत्र श्रोतव्य आचायांगमा- 


वर्णन करना था, इसीसे मैत्रेयीत्राह्मण 
आरम्म किया गया था और वह 
सबवेसन्यासरूप अड्डसे युक्त आत्मज्ञन 
ही है। आत्माका ज्ञान होनेपर यह 
सब कुछ ज्ञात हो जाता है और 
आत्मा सबसे अधिक प्रिय है; 
इसलिये आत्माका साक्षात्कार करना 
चाहिये | तथा उसीका श्रवण, मनन 


। और निदिध्यासन करना चाहिये- 


०] 


ये उसके साक्षात्कारके प्रकार 
बतलाये गये हैं। 

इनमे आत्माका श्रवण तो आचार्य 
और शासत्रके द्वारा करना चाहिये 


भ्याम, मन्तव्यस्तकतः | तत्र च | और मनन तर्कसे करना चाहिये। 


तक उक्तः आत्मवेद॑ सर्वम' 
इति प्रतिज्ञातस्य हेतुवचनमात्मे- 
कसामान्यत्वम्‌ आत्मेकोड्ूवत्वम्‌ 


आत्मेकप्न॒लयत्व॑ च । तत्राय॑ 





इसमे तक यह बतलाया है कि जहाँ 
ध्यह सब आत्मा ही है? ऐसी प्रतिज्ञा 
की है, उसमें एकमात्र आत्माका ही 
सबमे सामान्यरूपसे विद्यमान रहना, 
एक आत्मासे ही सबका उत्पन्न होना 
और एक आत्मार्मे ही सबका छीन 
होना-ये उसके हेतु बतलाये गये 


नैयायिकोने कहा है कि “हेतुका 


रच [। 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बस ऋषि पक कि: पक यह 2स्‍% बा न-22% नह 2 प्याज: व्याई:>-2:%, पाई व: नाई 3:22 आई < 2; नि? 


हेतुरसिद्ध इत्याशइूथत आत्मेक- 
सामान्योद्धवप्रलयाख्यः । तदा- 


शड्भानिवृच्यथमेतद्राह्मणमारम्यते । 


यसात्परस्परोपकार्योपकारक- 
भूत॑ जगत्सवे प्रथिव्यादि। यद्च 


हैं | यहाँ यह शंका की जाती है कि 
यह जो एक आत्माका ही सबमें समान- 
रूपसे रहना, उसीसे सबका उत्पन्न 
होना एवं उसीमें ठय होनारूप हेतु है, 
वह भसिद्ध है। इस आशझ्लाकी 
निवृत्तिके लिये यह ब्राह्मण आरम्म 
किया जाता है। 

क्योंकि यह प्रथिवी आदि सारा 
जगत्‌ परस्पर उपकार्य और उपकारक- 
रूप है तथा लोकमे जो भी 


लोके परस्परोपकार्योपकारकभू्त | पदार्थ परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप 


तदेककारणपूर्वकम._ एकसा- 
मान्यात्मकम्‌ एकप्रल्य॑ च दृष्टम । 


तसादिदमपि प्ृृथिव्यादिलक्षणं 
जगत्परस्परोपकार्यो पकारकत्वात्त- 
थाभूत॑ भवितुमहति । एप 
हर्थोज्सिन्त्राह्मणे प्रकाश्यते । 
अथवा आत्मेेदं सम! इति 
ग्रतिज्ञातरय आत्मोत्पत्तिखिति- 
लयत्वं हेतुसुकत्वा पुनरागमग्रधा 
नेन मधुत्राह्मणेन प्रतिज्ञातस्याथस्य 
निंगमन क्रियते | तथा हि 





होते हैं, वे एक कारणपूर्वक, 
एक सामान्यरूप और एक प्रल्य- 
स्थानवाले देखे गये हैं; इसलिये 
यह प्रथिवी आदिरूप जगत्‌ भी 
परस्पर उपकार्य-उपकारकरूप होनेके 


| कारण वैसा ही होना चाहिये । यही 


विषय इस ब्राह्मणमें प्रकाशित किया 
जाता है । 


अथवा “यह सब आत्मा ही है! 
ऐसी जो प्रतिज्ञा की थी, उसमें आत्मा- 
से उत्पचि तथा उसीमें स्थिति और 
लय होनारूप हेतु बतछाकर अब इस 
शास्रप्रधान मधुब्राह्मणद्वारा प्रतिज्ञा 
किये हुए उसी अर्यका पुन 


नेयायिकेरुक्तम्‌-- हित्वपदेशात्‌ निगमन किया जाता है| ऐसा ही 


ब्रात्षोण ५ ] शादरभाष्याथे ७७१ 
“728, व २:22 चक-73# चर: ७ या <:.% का 720 अर >-.% व्याई ८-4 आई 7:20, व्याई ८2% नर), नई: 


प्रतिज्ञायाः पुनवचन निगमनम्‌ ! प्रतिपादन करके पग्रतिज्ञाकों पुनः 
इति। | कहना निगमन कहलाता है |”? 


अन्यव्योख्यातम-आ दुन्दुभि- .. मिर्त्॑रपश्चादि ] अन्य भाष्यकारों ने 
ऐसी व्याख्या की है कि +दुन्दुभिके 
! दृष्टान्त सि पहले] तक जो शास्रवचन 
है, वह 'श्रोत॑न्य:? इस विधिवाक्यमें कहे 
* हुए श्रवणका निरूपण करनेके लिये है, 
आदापुत्राक्मणान्मन्तव्याथसुपपत्ति- कर मधुब्राह्मणके पहलेतक जो 
शासव्रचन है, वह युक्ति दिखलाते हुए 
प्रदशनन, मधुन्राक्षणन तु नांदु- अ्रन्तव्य:? इस वाक्यमें आये हुए मनन- 
, का निरूपण करनेके लिये है और मधु- 
ध्यासनविधिरुच्यत इति । ब्राह्मणके द्वारा निदिध्यासनकी विधि 
ब्तलायी जाती है । 
3 
सर्वथापि तु यथा आगमेना-'.. व | कुछ भी अर्थ किया 
बंप तल ' जाय ] सभी प्रकार जेसा शाश्रने 
वधारत अप अल, | , निश्चय किया हो, वैसा ही तर्वाद्वारा 
यथा तकता मतं तस्य तकांगमा- मनन करना चाहिये और जेसा 
भ्यां निधितस्स तथेय निदिध्या- | ऐसे मनन किया गया है उस तक 
बि और शाखसे निश्चित किये हुए अर्थ 
सन॑ क्रियत इंति प्रथडूनिदि का उसी प्रकार निदिध्यासन किया 
ध्यासनविधिरनथक एव । तसात्‌ | जाता है, इसलिये निदिध्यासनके 
पथवप्रकरणविभागोज्नर्थक इत्य- | हे हर तिते करना निर्लक ही 
| 577 | है | अतः हमारा यह अमिमप्राय है 
सदभिप्रायः श्रवणम्नननिदि- | कि श्रवण, मनन और निदिष्यासनके 
ध्यासनानामिति । सर्वथापि तु प्रकरणोंका प्रथक्‌ विभाग करना व्यर्थ 
# “आत्मा वा अरे द्रष्टव्य.? इत्यादिसे आरम्भ कर | 
१ आत्माका श्रवण करना चाहिये । 
' इुन्दुमि-इष्टान्तसे लेकर | 


व्टान्ताच्ट्रातव्याथमागमसंपचनम्‌/ 


०५७२ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बलि बट, व्यय स्‍ऋ बह े:2 9, नाई २-23, च्याई (जी "या ००229 ब्य्ई-०-० कर नाई 3८2: बयाई 22 ऋ प्यार 2 पक) 


अध्यायद्यस्यार्थोडसिन्त्राह्षण... | है । सभी तरहसे इस बह्मणमें 
पूर्ववर्ती दोनों अध्यायोंके अर्थका उप- 


उपसंहियते । । संहार किया जाता है । 
पृथिवी आदियें मघुद्दशि तथा उनके अन्तर्व॑र्ती पुरुषके साथ 
ज़ारीर पुरुषक्ी अभित्रता 
इयं प्रथिवी सर्वेषां भूतानां मध्वस्थे पृथिव्ये 
सवोणि भूतानि मधु यश्वायमस्यां प्रथिव्यां तेजोमयो- 
'मसतमयः पुरुषो यश्चवायमध्यात्म« शारीरस्तेजोमयो५म्नत- 
सयः पुरुषोप्यमेव स यो5यमात्मेदममतमिदं ब्रह्मद* 
सबेम्‌ ॥ १॥ 
यह पृथिवी समस्त भूतोंका मधु है और सब भूत इस एथिवीके मधु 
हैं | इस पृथित्रीमें जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह अध्याक्म- 
शारीर तेजोमय अम्नतमय पुरुष है, यही वह है. जो कि 'यह आत्मा है! 
[ इस वाक्यसे बतछाया गया है ]। यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 
से है ॥ १ ॥ 
इये प्रथिवी प्रसिद्धा सर्वेषां ' 
भूतानां मधु) सर्वेषां ब्रह्मादिस्त- 
म्वपयन्तानां भूतानां आ्राणिनाम। 


यह प्रसिद्ध प्रथिवी समस्त भूतों- 
का मधु हे, अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर 
स्तम्बपर्यन्त समस्त भूततों-प्राणियोंका 
मधु-कार्य है| यह मधुके समान 


मधु कार्यम, मध्विव मधु। 
यथैको मध्वपृपोज्नेकेमधुकरे- 
निरवर्तित एवमियं प्रथिवी सर्व- 
भूतनिव्तिता । तथा सर्वाणि 
भूतानि प्रथिव्ये प्रथिव्या अस्या 
मधु कायम । 


मधु है, जिस प्रकार एक मधुका 
छत्ता अनेकों मघुकरोंद्वारा तैयार किया 
हुआ होता है, उसी प्रकार यह 
पृथिवी समस्त भू्तोद्दागा तैयार की 
गयी है। तथा समस्त भूत इस 
पृथिवीके मधु-कार्य हैं | 


मराह्मण ५ ] शाउरभाष्याथे ५७३ 
चार. पक ०० >> पक... कान नये" फल नाक" हक० पक. पक "वाई >> बयां 2७ ब्यक--+-# क क “08% न्याद 28% व्या:-:-क 
फ्िं च्‌ यधायं पुरुपोष्स्यां. इसके सित्रा इस प्रथिवरीमें जो 
प्रथिच्यां तेमोमयथिन्मात्रप्रकाश- | दे तैनीगय न 8. 
हे आया | अमृतमय-अमरणबवर्मा पुरुष हे और 
सयवा-सतमयाध्मरणपमा पुरुपः ' 
। ्ट 27 कट जो यह अध्यात्म शारीर-शरीरमे 
यथा यम प्या्‌ त्मं शरः शरीरे भव. ५ 
् प्यात्म शारारः २ भर रहनेवाला पहलेहीफे समान तेजोमय 
पूवचत्तेजोमयो5म्रतमयः पुरुष, और अम्ृतमय पुरुष है. तथा 
सचलिद्वाभिमानी, स च सर्वेपां, गण अभिमानी है वह भी 
मम समस्त भूतोका उपकारक होनेसे मधु 
सर्व 2 को है ! है और समस्त भूत उसके मधु हैं- 
चशव्द्सामथ्यात्‌ । ण्मेत- | वाक्यके ] च शब्दके सामरथ्यसे जानी 
चतुएयं तावदेक सवंभूतकायमु/ जाती है | इस प्रकार ये चौरों ही 
पे क मधु अर्थात्‌ समस्त भूतोके कार्य 
सर्वाणि च भूतान्यस्य कार्यमु: | > च पक डक 
है वि हैं. और समस्त भूत इन चारोके 
अताउस्र एककारणपू्वकता । | क्वार्य हैं, अतः इस जगत्‌की एक 
यसादेकसात्कारणादेतजात॑ तदे- कारणपूर्बव॑कता है। जिस एक कारण- 
चैंक॑ परमार्थतों ब्रह्म, इतरत्कार्य | ऐ ने 30 28 कक न 
लय - [ परमार्थतः ब्रह्म है, उससे भिन्न उसका 
वाचारम्भणं विकारों नामधेय- |. रे ही हे 
कि ५... ।|कार्य वाणीसे आरम्म होनेवाढा 
मात्रामत्यप मधथुपयायाणा सवंपा- | विकार नाममात्र है-इस प्रकार मधुके 
रु मकर न यों हर 
मथंः सडक्षेपतः | पर्यायोंका यह सक्षेपतः भर्थ है । 
अयमेव स योथ्य॑ ग्रतिज्ञातःः यही वह है जिसके विषयमें यह 
/इद सर्वे यदयमात्मा” (२। वर गम है कि “चंद तो कुछ 
४ । ६) इरि ५ है सब आत्मा है|” यह अमृत है। 
ईंत | इदमसतमह यन्मे- मैत्रेयेकी जो अम्ृतत्वका साधन 
त्रेय्या अम्ृतत्वसाधनमुक्तम्‌/आत्म- वतराया गया था वह यह आत्म- 








१. परथिवी; समस्त भूत, पार्थिव पुदष और शारीर पुरुष । 


५७8 बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्याह न ८24 व्यो22 व्योद 24 न्याई ८2 व्य>2%ऋ- प्य 3०2 व्याई 2 व्याई २८2], बह: न, 


विज्ञानमिद तदसतम्‌ । इदं ब्रह्म) | विज्ञान अमृत है। यह ब्रह्म है, 
जिसका "मैं तुझे अह्मका उपदेश 


यत्‌ तह्म ते त्रवाणि, ज्ञपयिष्यामि' | 'खिग। अह्का ज्ञान कराऊँगा 
इस प्रकार इस अध्यायके आस्म्ममें 


इत्यध्यायाद ग्रकृ्त यद्धियया च | रण है तथा जिससे सम्बन्ध 
रखनेवाली विद्या ब्रह्मविद्या इस नामसे 


विद्या अद्लविद्येत्युच्यते | इद॑ सर्व | दी जाती है । यह सर्व है, क्योंकि 
ब्रह्मका ज्ञान होनेसे सवेरूप हो 


यसाहइहइाणो विज्ञानात्सव भव॒ति १ | जाता है ॥१॥ 


*>>-->०+9२९००-..-. 


इमा आपः सर्वेषां भूतानां मध्वासामपा< स्ोणि 
भूतानि मधु यश्रायमाखप्सु तेजोमयो५म्रतमयः पुरुषों 
यश्रायमध्यात्म< रैतसस्तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषो प्यमेव स 
योध्यमात्मेदमम्रतमिदं अह्दः स्वेस ॥ २॥ 
ये जल समस्त भूतोंके मधु हैं और समस्त भूत इन जलोंके मधु हैं | 
इन जोंमें जो यह तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म रैतस 
तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है? [इस 
वाक्यसे बतछाया गया है ]। यह अम्रृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है॥२॥ 
तथा आपः । अध्यात्म | इसी प्रकार जल मधु है। 


रेतसपां विशेषतोज्वखानम्‌ ॥२॥ | मष्यात्म (शरीरके अन्तर्गत ) रेतसमें 
जलकी वशेषरूपसे स्थिति है| २ ॥ 


मत गर ककि 

अयमश्िः सर्वेषां भूतानां मध्वस्थाग्नेः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्रायमस्मिन्नयो तेजोमयो5स्ततमयः पुरुषों 
यश्चायमध्यात्म॑ वाब्ययस्तेजोमयो5म्लतमयः पुरुषो(यमेव 
स योध्यमात्मेदमम्रतमिदं ब्रह्मेद: सबस्‌ ॥ ३॥ 


घाद्धण ५ ] शादइरभाप्या्थ ५३५ 
चर... "५7मक० न्यक “3० न्यक-3ब- व्याक) कक व्यापक >> अक वा फेक न्य--22० न्यक---::कक न्याईद_>- फेक बाई पक व्या- >क 
४ भगत समन्‍्त थूतों हा मधु ऐ ओर समस्त भूत इस अग्रिके मधु 

| । उस मम नो यद तेनोमेय अमृतमय पुरुष ऐ ओर जो यह अच्यात्म 
थम तेनोनय जमृतमय पुरुष ऐ, यही यह हे जो कि 'यह आत्मा है 


ग्र 


दस जाजाने पतयया गया हे ]। यह अमृत हे, यह बहा है, यह 


स+४॥ ३॥ 
तथा थप्मिः | वानि अग्नधि- इसी अकार अग्नि मधु है। 
शेपतो<यन्थानम्‌ ॥३3॥ वाणी अग्निफी पिशेपरूपसे स्थिति 
४ ॥३॥ 


अय॑ वायु: स्वेपां भूतानां मध्वस्प वायोः सवोणि 
भतानि मधु यश्ञायमस्मिन्चायों तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषों 
यधायमच्यात्मं प्राणस्तेजोमयोपम्रतमयः पुरुषोष्यमेव स 
यो5यमात्मेदमम्रतमिदं अल्यद< सर्वेम्‌ ॥ ४ ॥ 


पद आयु समस्त बू्तोका मधु एं ओर समस्त भूत उस वायुके मधु 
४ | इस आयुर्भ नो यद सेनोमस अमृतमय पुरुष हे ओर सो यह अध्यात्म- 
प्रग्ूप तेनोमय जमतमंय पुरुष ऐै, यद्वी वह दे जो कि 'यह आत्मा ऐ! [इस 


खत 
जक्ष्यमे क्ठा गया दे )| यह अमूत ४, यद बढ है, यह सत्र हे ॥४॥ 
तथा बायुः । अध्यात्म / स्सीग्रकार वायु मधु है 
तर . अयात्ममषु प्राण हँ । प्राणियोके 
ताणः । भरूतानां शगरास्म्भकत्व- दरीरोंके आरम्मकरूपसे उनका 
उपकारक होनेके कारण यह 
मधु ६ | उसके अन्तर्गत जो 
तेजोमयादीनां करणत्वेनोपकारा- “दि ४, उनका मधुत्व उसके 
करणरूपसे उपकारक होनेके कारण 
न्मपुत्वम्‌ | तथा चोक्तम्‌ “तस्थे | दे | ऐसा ही कहा भी है-“उस 


नोपकारान्मथुत्वम्‌। तदन्तगंतानां 


ण्‌्छद्‌ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
ब्बलऋ, बे जब 22% नया ८2:2७ व्या>-2%- नया 3:22 न्याद: ०: आ नह नया ०-2 ७ न्याई ०-2 यहा 2 व्या( २:20. 

वाचः पृथिवी शरीर॑ ज्योतीरूप- | व्राणीका पथिवी शरीर है और यह 

मयमग्रि/” (१५११) इति ॥४॥। | अग्नि तेजोरूप है” ॥४॥ 





अयमादित्यः सर्वषां भूतानां मध्वस्यादित्यस्य 
सवोणि भूतानि मधु यश्वायमस्मिन्नादित्ये तेजोमयो- 
एसतमयः पुरुषों यश्रायमध्यात्मं चाक्षुपस्तेजोमयो$म्रत- 
मयः पुरुषोध्यमेव स योधयमात्मेदमम्रतमिदं बह्मेद 
सबस्‌ ॥ ५॥ 


यह आदित्य समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस भदित्यके 
मधु हैं | यह जो इस आदित्यमें तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म चाक्ष॒ुपर तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह 
आत्मा है? [ इस वाक््यसे कहा गया है ] | यह अमृत है, यह ब्रह्म है, 
यह सब है ॥५॥ 


तथा आदित्यो मधु। चाश्लु-, इसी प्रकार आदित्य मु है। 
वोध्ध्यात्मम्‌ ॥ ५॥ | चाक्षुष पुरुष अध्यात्ममषु है ॥५॥ 


पद 

इमा दिशः सर्वेषां भूतानां मध्वासां दिशा* 
सवोणि भूतानि मधु यश्रायमासु दिश्लु तेजोमयो5$झूतमयः 
पुरुषो यश्वायमध्यात्म« श्रोत्रः प्रातिश्रुत्करतेजोमयो$झत- 
मयः पुरुषोध्यमेव स योध्यमात्मेदममस्ततमिदं अल्येद5 
सबम्‌ ॥ ६ ॥ 


ये दिशाएँ समस्त भूतोंका मधु हैं तथा समस्त भूत इन दिशाओंके 
म॒वु हैं | यह जो इन दिशाओंमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 


त्राह्षण ५ ] शाह रभाष्याथे ७७ 
च्का 2720. "कई: ७ “का ९-८2: "कफ बाई 2स्‍%, व्याई 729७ ब्यई-:230- व्यई 2, बक४ (०८0, व्याई 2 प्यार याद न: 
अध्यात्म श्रोत्रसम्बन्धी प्रातिश्रुत्क्त तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है 
जो कि 'यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]। यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह सर्च है ॥| ६ ॥ 
तथा दिशों मधु । दिशां। इसी प्रकार दिशाएँ मधु हैं। 
यद्यपि श्रोत्रमध्यात्मम! शब्दपति- यद्यपि श्रोत्र दिशाओंका जम 
.  +- [परिणाम है तो भी डब्दश्रवणके 
श्रवणवेलायां तु विशेषतः संनि- | समय श्ैन्नपुरुष विशेषत: श्रोत्रोके 
हितो भवतीत्यध्यात्म॑ प्रातिश्रुत्कः-| सगीप रूता है, इसलिये वह अध्यात्म 
प्रातिश्रुत्क है | जो प्रतिश्र॒त्कमें अर्थात्‌ 
प्रत्येक श्रवणवेलामें रहता है, उसे 
प्रातिश्रुत्क कहते है॥ ६ ॥ 


कम 


प्रतिश्र॒त्कायां प्रतिश्रवणवेलायां 
भव ग्रातिशुत्कः ॥ ६ ॥ 





अय॑ चन्द्र: सर्वेषां भूतानां मध्वस्य चन्द्रस्य 
सवाणि भूतानि मधु यश्रायमस्मि*श्रन्द्रे तेजोमयो$म्त- 
मयः पुरुषी यश्रायमध्यात्म॑ मानसस्तेजोमयो5म्रतमयः 


पुरुषोप्यमेव स योप्यमात्मेदमम्रतमिदं ब्रह्मेद८ सब ॥७॥ 
यह चन्द्रमा समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस चन्द्रमाके 
मधु है | यह जो इस चन्द्रमामें तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
अध्यात्म मन'सम्बन्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यद्द 
आत्मा है? [ इस वाक्‍्यसे वतछाया गया है] | यह अमृत है, यह 
ब्रह्म है, यह सर्व है || ७ ॥ 
तथा चन्द्रः । अध्यात्म 
मानस ॥ ७॥। 


इसी प्रकार चन्द्रमा मधु हे । 

यहाँ अध्यात्म मानस पुरुष है ॥७॥ 
>-क्छर--7 

इयं बिद्युत्सवेंषां भूतानां मध्वस्ये विद्युतः सर्वाणि 

भूतानि मधु यश्वायमस्यां विद्युति तेजोमयो5म्लतमयः 


बृ० उ० ७३--७४ 





५७८ बुहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
बरसे व्यो ०2७० चाट आक नाई ०-2) नह ०८2) न्यक2८23%- व्याई २2 ७ न्याद >> आ० या 2८-2 22%, यहा: 2८2: जाई 3:2७ नाई कक, 


पुरुषो यश्रायमध्यात्मं तैजसस्तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषो- 
ध्यमंव स योध्यमात्मेदसम्रतमिदं बह्ोद< सबेम्‌॥ ८ ॥ 

यह ॒विद्युत्‌ समस्त भूतोंका मधु है और समस्त भूत इस विद्युत्‌- 
के मधु हैं। यह जो इस विद्युतमें तेजोमय अम्रतमय पुरुष है और 
जो यह अध्यात्म तैजस तेजोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 
प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतछाया गया है ]। यह अमृत है, यह 
ब्रह्म है, यह सर्व है | ८॥ 


तथा विद्युत्‌ | त्वक्तेजसि भव- | इसी प्रकार विद्युत्‌ मधु है। 


स्तेजसोथ्ध्यात्मम्‌ ॥८॥ त्वचाके तेजमें रहनेवाला तैजस पुरुष 
अध्यात्म है ॥८॥ 
7+-सलैनडंधरैड्टर 7 


अय< स्तनयित्नुः सर्वेषां भूतानां मध्वस्य स्तन- 

यिल्लोः सवोणि भूतानि मधु यश्रायमस्मिन्‌ स्तनयित्नो 

तेजोमयो5म्लतमयः पुरुषो यश्रायमध्यात्म< शांब्दः 

सै कर कक त्मेद 

सोवरस्तेजोमयो5म्रतमयः पुरुषोः्यमेव स यो५यमात्मेद- 
मम्रतमिदं ब्रह्मेद८ सबेम ॥ &£ ॥ 

यह मेघ समस्त भूतोंका मधु है तथा समस्त भूत इस मेपके 

मधु हैं | यह जो इस मेधमें तेजोमय अमृृतमय पुरुष है और जो यह 

अध्यात्म शब्द एवं खरसम्बन्धी तेजोमय अम्नृतमय पुरुष है, यही 

वह है जो कि प्यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ] | यह 
अमृत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है || ९ ॥ 

तथा स्तनयित्लुः। शब्दे भचः |. इसी प्रकार मेघ मधु है। शब्द 

रहनेवालेको शाब्द कहते हैं, वह 

शाव्दोज्घ्यात्म॑यद्यपि, तथापि | यद्यपि अध्यात्म है, तथापि विशेषज्पसे 


ब्राह्मण ५ ] शाइरमाष्या्थ ण्‌७९, 
ब्याई ७७ न: २८० ७, नहा 3०230 नया ->-2 कक न्यह< >> क, न्याई 3-2; व्यक3८- कन्या >-2)%' न्यरज-2  नयाई >> %- नया 2८2; यहा २८) 
खरे विशेषतों भवतीति सोवरो- | सवरमे रहता है, इसलिये सौबर 
ध्थ्यात्मम्‌ ॥ ९॥ (स्वर्सम्बन्धी) पुरुष अध्यात्म है॥९ 


अयमाकाशः सर्वेषां भूतानां मध्वस्याकाशस्य 

सर्वाणि भूतानि मधु यश्रायमस्मिन्नाकाशे तेजोमयो5मृत- 

समयः पुरुषो यश्वायमध्यात्म* हंयाकाशस्तेजोमयोमतम यः 

पुरुषोष्यमेव स योप्यमात्मेदमम्रतमिदं बह्मोद< स्वेस॥१०॥ 

यह आकाश समस्त भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इस आकाशके 

मधु हैं। यह जो इस आकाशरमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है और जो यह 

अध्यात्म हृदयाकाशरूप तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 

“यह आत्मा है? [ इस वाक्यसे बतलाया गया है ]। यह अमृत है, यह 
ब्रह्म है, यह सर्व है | १० ॥ 

तथा आकाशः । अध्यात्म 

हृथाकाशः ।। १०॥ 


इसी प्रकार आकाश मधु है। 

अध्यात्मपुरुष हृदयाकाश है |॥१०॥ 
३-७ ७ क--4- 

आकाशान्ताः  प्रथिव्यादयों 

भूतगणा देवतागणाश्व कार्यकरण- 


पृथिवरीसे लेकर आकारशपर्यन्त 
भूतगण और देहेन्द्रियसघातरूप 
देवगण उपकार करनेके कारण 


सट्गातात्मान उपकुवन्तो मधु 
भवन्ति प्रति शरीरिणमित्युक्तम्‌ । 
येन ते प्युक्ताः शरीरिमिः सम्ब- 
नोपकुवेनि 
ध्यम्ाता सधुत्वेनोपकुरवोन्ति तद्‌ 
वक्तव्यमितीदमारमभ्यते-- 


प्रत्येक देहधारीके लिये मघु होते हैं-- 
ऐसा कहा गया | अत्र जिसके द्वारा 
ग्रेरित होते हुए वे देहधारियोंसे सम्बद्ध 
होकर मधुरूपसे उनका उपकार 
करते हैं, उसका वर्णन करना है, 
इसलिये यह आरम्भ किया जाता है-- 


५ ९ का ३, ध्ब्‌ ५ सर्वाणि 
अय॑ घमः सवषां भूतानां मध्वस्य धर्मेस्य सवोणि 


भूतानि साधु 


€ 


यश्वायमस्मिन्‌ धर्मे तेजोमयो$स्ृतमयः पुरुषो 


५८० बृहदारण्यकीपनिषद्‌ | अध्याय २ 
नई कि क्‍4 जज रईस आई 29%, बाएं न )ब० ब्का:72, नाई 2 प्र कट नर 2 क बई ७, कर ७, 


यश्चायमध्यात्म॑ धामस्तेजोमयो$म्नतमयः पुरुषोष्यमेव स 
योध्यमात्मेदमम्नतमिदं बह्यदः स्वेम॥ ११॥ 


यह धर्म समस्त भूतोका मधु है तथा समस्त भूत इस घर्मके मधु 
हैं | इस धर्ममें जो यह तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह अच्यात्म- 
धर्मसम्बन्धी तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा 
है? [ इस वाक्यसे कहा गया है ]| यह अमृत है, यह ब्रह्म है, यह 
सर्व है ॥ ११॥ 
अय॑ धर्म:-/अयम! इत्यप्रत्य-, यह धर्म मधु है। 'अयम? (यह) इस 
| पदका ग्रयोग ग्रत्यक्ष वस्तुके लिये होता 
जप णृ 
क्षा पि धम कायण तग्रयुक्तन है, यद्यवि धर्म प्रत्यक्ष नहीं है, तो भी 
प्त्यक्षेण व्यपद्श्यते--अय॑ धर्म ' उससे होनेवाले प्रत्यक्ष कार्यके कारण 
इति प्रत्यक्षवत्‌ । धर्मश्न व्या- हे धर्म:? इस प्रकार ग्रत्यक्षवत्‌ ब्यव- 
तिल हित | हार किया जाता है । श्रुति-स्मृतिरूप 
ख्यातः क्षण, क्षत्रा- धर्मकी व्याख्या तो की ही जा चुकी है, 
दीनामपि नियन्ता, जगतों बैचि- ' *ह क्षत्रियादिका भी नियन्ता है, पृथित्र 


धर थिव्यादीनां परि आदिके परिणामका हेतु होनेसे जगत्‌- 
न्यद्त्‌ इथिव्यादीनां परिणाम- की विचित्रता करनेत्राल है और 


हेतुत्वात्‌) प्राणिमिरनुष्ठीयभान-  शाणियोंद्वारा पाडन किया जाना ही 
«. , ईंसका स्वरूप है। इस कारण भी 'यह 
हे 

रा _ अप पर्मः देते | ५ इस अकार प्रत्यक्षरूपसे उसका 

प्रत्यक्षेण व्यपदेशः | उल्लेख किया गया है। 
सत्यपर्मयोश्राभेदेन निर्देशः |. शात्र और आचाररूप सत्य और 
कृतः शास्रराचारलक्षणयोः; इह | 'र्गका अमेदरूपसे निर्देश किया गया 
भेदेन किन्तु एकत्व होनेपर भी यहाँ 

व्यपदेश है 

क पपदेश एकत्े उसका मेदरूपसे व्यत्रह्मर किया गया 
22008 दृष्टाव््भेदरूपेण | है, क्योकि इषट और अद्शरूपते 


कार्यासम्मकत्वात्‌ । यस्त्वद्ष्टो- | वह कार्यका आरम्भक है | उनमें जो 


च्राक्षण ५ ] 


शादू रसाप्याथे 


ण८१ 


5पूया स्यो धर्म, स सामान्यविशे- 
पात्मना अरृष्टेन रूपेण कार्य 
मारभते, सामान्यरूपेण एथिव्या- 
दीनां प्रयोक्ता भवति, विशेष- 


अपूर्ससज्ञक अदृष्ट धर्म है, वह अपने 
सामान्य और विशेपात्मक अद्ृष्ट- 
झूपसे कार्यफा आरम्भ करता है 
यह सामान्यरूपसे प्रथिवी आदिका 
प्रेरक होता ६ और विशेषख्पसे 


अध्यात्म देहेन्द्रयसघातका । उनमेसे 
पृथिवी आदिके प्रेरकके डिये प्यश्षाय- 
मप्मिन्‌ धर्म तेजोम्य.” यह वाक्य है 
और 'अस्यात्मम! इत्यादि वाक्य 
| वेहेग्द्रियसघातके कताके डिये है। 
तवाघ्यात्म कायकरणमसद्धातकतार। जो पर्मे रहता है, उसे ध्यार्म 


थम भयां घामः ॥ ११॥ | कहते ६ ॥११॥ 


रूपेण चाध्यात्मं कायकरणसद्ा- 
तस्य | तत्र परथिव्यादीनां प्रयो- 
क्तरि बायमणमिन्‌ धर्म तेजोमयः, 


दे का) अत 
बन श्री 


इद सत्य सर्वेपां भृतानां मध्वस्य सत्यस्य सवीणि 
भतानि मधु यश्यायमस्मिन्‌ सत्ये तेजोमयोम्रतमयः 
पुरुषो यश्रायमध्यात्म- सात्यस्तेजोमयोम्नतमयः पुरुषो- 
बन व ् * े ९५६ 
प्यमव स योप्यमात्मेदमम्रतमिदं व्रह्मंद८ सबंस्‌ ॥ १२॥ 
यद सत्य समस्त भतोंका मधु है और समस्त भूत इस सत्यके मधु 
४ । ये जो इस सत्यमें तेनोमय अम्तमय पुरुष है और जो यह अध्यात्म 
सत्यसम्बन्धी तेजोमय अम्रृतमय पुरुष हे, यही वह है जो कि “यह आत्मा 
है? [ इस वास्यसे वतञया गया है ]। यद्द अमृत है, यह अह्म है, यह 
सत्र है ॥| १२ ॥ 
तथा च्ट्ेनानुप्टीयमानेन आ- | इसी प्रकार वही धर्म इृष्ठ- 
चारख्पेण सत्याख्यों भव॒ति स्‌ | अनुष्टीयमान यानी आचाररूपसे सत्य 
एवं धर्मः | सोडपि दविग्रकार एवं | संज्ञावालय होता है | वह भी सामान्य 
मामान्यविशेपात्मरूपेण | सामा- | और विशेषझ्पसे दो प्रकारका ही है। 


ण्८२ बृहदारण्यकोपनियषद्‌ | अध्याय २ 
नया ८2%. बाई कक नाई 3222 नया: 2८2:७ नह >244 प्याई: 23% व्या्>:2%- नह: नया 2724 नयई 373 "2, व्याई>-स्‍७, 
न्यरूपः पृथिव्यादिसमवेतः विशे- | सामान्यरूप प्रथिवी आदिसे सम्बन्ध 
परूपः कार्यकरणसद्बातसमवेतः । | रखनेवाल है. और विशेषरूप 
वन पमिव्योटिसपत बवगार्े: देहेन्द्रयसधातसे सम्बद्ध है। तहाँ 


पाल सत्य तवाध्गात का पृथिवी आदिसे सम्बद्ध वर्तमान 
क्रय त्य। तथाध्यात्म काय |  यारूप सत्यमें तथा अध्यात्म यानी 


करणसद्यातसमवेते सत्ये भवः | दहेन्द्रियसंघातसे सम्बद्ध सत्यमें जो 
सात्य+--- सत्येन वायुरावाति” | होनेवराल है, उसे सात्य कहते हैं, 
( महाना० २९ | १) इति यह बात “सत्यसे वायु चल्ता है” 
श्रुत्यन्तरात्‌ ॥ १२॥ इस अन्य श्रुतिसे सिद्ध होती है ॥१२॥ 
(६ >डन्टर कप 
धमंसत्याम्यां प्रयुक्तोज्य॑ का- | यह देहेन्द्रियतघातविशेष धर्म 
(१ (जप प्रेरित 
यकरणसड्डातविशेष, स॒येन | और सत्यद्वारा प्रेरित है, यह जिस 
जातिविशेषेण संयुक्तों भव॒ति, स्‌ | जातिविशेपसे सयुक्त होता है, वह 
जातिविशेषों मानुषादिः । तत्र | जातिविशेष मनुप्य आदि है। तहाँ 
मानुपादिजातिविशिश्ट एवं सर्वे | सम्पूर्ण जीवसमुदाय मनुष्यादि जाति- 
प्राणिनिकायाः परस्परोपकार्योप- | विशिष्ट होकर ही परस्पर उपकार्य- 
कारकभावेन वरतमाना दृश्यन्ते | | उपकारकभावसे विद्यमान दिखायी 
अत।-+ देते हैं| अत:--- 
इदं मानुष< सर्वेषां भूतानां मध्वस्य मानुषस्थ 
सर्वोणि भूतानि मधु यश्रायमस्मिन्‌ मालुषे तेजोमयो- 
$रतमयः पुरुषों यश्रायमध्यात्म॑ मानुषस्तेजोमयो$मत- 
मयः पुरुषोप्यमेव स योप्यमात्मेद्मस्तमिदं ब्रह्म॑द* 


सबम्‌ ॥ १३॥ 

यह मनुप्यजाति समस्त भूतोका मधु है और समस्त भूत इस मनुप्य- 
जातिके मधु हैं| यह जो इस मनुष्यजातिमें तेजोमय अमृतमय पुरुष है 
और जो यह्द अध्यात्म मानुष तेजोमय अम्नतमय पुरुष है, यही वह है जो 


ब्राह्मण ५ ] शाइरमसाष्याथे पट३ 
च्याद 234 न ->..४७ नई ८ पक, जाई 0 नाई 3 व्याद न क न्याई 23% नाई: व्याई न चबाई: बाई: ८ व्याईप:2 
कि 'यह आत्मा है? [ इस श्रुतिद्वारा बतराया गया है. ] | यह अमृत है, 
यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥ १३॥ 
मानुपादिजातिरपि सर्वेषां| मनुष्यादि जातिभी समस्त भूतों- 
भूतानां मधु । तत्र मानुषादि- | का मधु है। वह मनुष्यजाति भी 
जातिरपि बाह्या आध्यात्मिकी | बाह्य और आध्यात्मिक भेदसे दो 
चेत्युभयथा निर्देशभाग्मवति । १३ | तरहके निर्देशवाली है || १३ ॥ 
_.७ पक 
यस्तु कार्यकरणसद्बातो मानु-| जो भी मनुष्यादिजातिविशिष्ट 
पादिजातिविशिष्टः सः- देहेन्द्रियसंघात है वह--- 
अयमात्मा सर्वेषां भूतानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि 
भूतानि मधु यश्वायमस्मिन्नात्मनि तेजोमयो$म्तमयः 
पुरुषों यश्रायमात्मा तेजोमयो$म्रतमयः पुरुषोप्यमेव स 
योधयमात्मेदमम्तमिदं ब्रह्मदश सर्वेम्‌ ॥ १४ ॥ 
यह आत्मा ( देह ) समस्त भूतोंका मघु है तथा समस्त भूत इस आत्मा- 
के मधु हैं | यह जो इस आत्मामे तेजोमय अम्ृतमय पुरुष है और जो यह 
आत्मा तेज्ञोमय अमृतमय पुरुष है, यही वह है जो कि 'यह आत्मा है? [इस 
वाक्यसे कहा गया है ]। यह अझत है, यह ब्रह्म है, यह सर्व है ॥१४॥ 
अयमात्मा सर्वेषां भूतानां सघु। |. यह आत्मा ( देह ) समस्त भूतो- 
का मधु है। 
नन्‍्वय॑ शारीरणब्देन निर्दिष्ट | झड्ला-किन्तु यह तो 3538 
शी वयों शब्दसे बतछाया हुआ प्रथिवीका 
प्रथिवीपयोय एवं । पीय ही है ; 
न) पाथिवांशस्थैव तत्र ग्रह" |. समाधान-नहीं, क्योंकि वहाँ तो 
केवल पार्थिव अंशका ही ग्रहण 
णात्‌ । इह तु सवांत्मा प्रत्यस्त- | किया गया है। किन्तु यहाँ जो 
रु विमृताधिदेवादिसर्य सर्वात्मा है, जिसमें अध्यात्म, अधिभूत 
मिताध्यात्माधिभूताधिदेवादिसवं- | और अधिदेवादि सब प्रकारके 


वनमरनननननमन्‍न्‍कमनम-म-नमम 


# अतः इसका पुनः उल्लेख करनेसे पुनरुक्ति दोष आता है | 


5८७ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


किट, न 23७ न्याय >2/4७ व्यह<:-, चार्ज ब्याई 2 ब्याई २7 व: ०-2७ व्य:०2)%, आई, कप. 


विशेषः स्वभूतदेवतागणविशिष्ट: 
कार्यकरणसद्डातः सः 'अयमात्मा! 
इत्युच्चते । तसिन्नसिन्नात्मनि 
तेजोमयोडम्ृतमयः पुरुषो5्मृतरसः 
सवोत्मको निर्दिश्यते । एकदेशेन 
तु प्रथिव्यादिषु निर्दिष्ट, अत्राध्या- 
त्मविशेषाभावात्‌ स न निर्दि ब्यते। 
यस्तु॒ परिशिशे विज्ञानमयः-- 
यदर्थोंड्यं देहलिड्डसच्बात आत्मा- 


विशेषका अभाव है,जो समस्त भूत और 
देवगणसे विशिष्ट है तथा भूत और 
इन्द्रियोंका संघात है, वही यहाँ “यह 
आत्म? ऐसा कहा गया है। उस 
इस आत्मामें तेजोमय अमृतमय पुरुष 
सर्वात्मक अमूर्तरस ही बताया गया 
है। प्रथिवी आदिमें तो अध्यात्म- 
पुरुषका एकदेशरूपसे निर्देश किया 
है, किन्तु यहॉ कोई अध्यात्मविशेष 
न होनेके कारण उसका निर्देश नहीं 
किया गया । इससे भिन्न जो 
विज्ञनमय पुरुष रह जाता है, जिसके 
लिये कि यह देहेन्द्रियसधातरूप 
आत्मा है, वही 'जो यह आत्मा है? 


सः 'यश्वायमात्मा इत्युच्यते ।१४। | ऐसा कहकर बतछाया गया है॥१४॥ 
५५४४ ३०५०८५ 


आत्माका सर्वाधिपतित्त और सर्वाश्रयलानिरूपण 


स वा अयमात्मा सर्वेषां भूतानामधिपतिः सर्वेषां 
भूताना< राजा तथ्थथा रथनामों च रथनेमों चाराः सर्वे 
समपिता एवमेवास्मिन्नात्मनि स्वाणि भूतानि सर्वे देवाः 
सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सब एत आत्मानः समपिताः १५ 


वह यह आत्मा समस्त भूतोंका अधिपति एवं समस्त भूततोंका राजा 
है। इस विषयमें दृश/न्त--जिस प्रकार रचक्की नामि और रथकी नेमिमें 
सारे अरे समर्पित रहते हैं, इसी प्रकार इस आत्मामें समस्त भूत, समस्त 
देव, समस्त छोक, समस्त प्राण और ये सभी आत्मा समर्पित है ॥१७॥ 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइरभाष्याथ 


णजटण५ 


ज्कर सटीक, न्याई>- 20७ व्याई-:: व्योद>: 2७ व्याई<>-220७ न्याई->:3% च्यक-८2स्‍4 नाई >-: व्या >: ७ व्याद १:2७ व्याई ८2:७७ बाई 3: 


यसिन्नात्मनि परिशिष्टो विज्ञा- 
नमयोड्न्त्ये पर्याये ग्रवेशित, 
सोञ्यमात्मा | तसिन्रविद्याकृत - 
कार्यकरणसह्वगतो पाधिविशिष्टे ब्रह्म- 
विद्यया परमाथोत्मनि प्रवेशिते, 
स एवपुक्तोज्नन्तरोज्याद्मः कृत्खः 
प्रज्ञानघनभूतः सर्वेषां भूतानाम- 
यप्तात्मा सर्वेरुपास्थः सर्वेपां भूता- 
नामधिपतिः स्वभूतानां खतन्‍्त्रो 
न कुमारामात्यवत्‌, कि तहिं ? सर्वेषां 
भूतानां राजा । राजत्वविशेषण- 
मधिपतिरिति; भवति कथश्िद्राजो- 
चितवृत्तिमाश्रित्य राजा, न त्वधि- 
पति) अतो विशिन्यधिपति- 
रिति । एवं सवभूतात्मा विद्वान 
त्रह्मविन्मुक्तो भवति । 

यदुक्तम्‌ '्रद्मविद्यया स्व 
भविष्यन्तों मनुष्या मन्यन्ते किस्म 
तढ़क्आवेद्यसात्तत्सवेममवत्‌' ( १। 
४। ९) इतीदं तद्‌ व्याख्यातम्‌। 


जिसका पहलेके पर्यायोंमें उपदेश 
नहीं हुआ, उस अवशिष्ट विज्ञानमय- 
का अन्तिम पर्यायमें जिस आत्मामे 
प्रवेश कराया गया है, वह यहाँ पयह 
आत्मा? इस प्रकार कहा गया है । 
अविदय्याक्ृत देहेन्द्रियसघातरूप उपाधि- 
से युक्त जीवका ब्रह्मविदयाके द्वारा उस 
परमार्थ आत्मामे प्रवेश कराये जानेपर 
वह इस प्रकार कहा हुआ आत्मा 
अर्थात्‌ आत्ममावको ग्राप्त हुआ विद्वान्‌ 
अन्तर-ब्रह्मशून्य, पूर्ण और प्रज्ञान- 
घनभूत है; यह समस्त भूतोंका आत्मा 
है, सबके द्वारा उपास्य है, सब भूतोका 
अधिपति है और समस्त मूत्तोमिं खतन्त्र 
है, सो भी कुमार या मन्त्रीके समान 
नहीं, तो किस प्रकार ? समस्त भूतोका 
राजा है | 'अविपति? यह राजत्वका 
विशेषण है, कोई पुरुष राजोचित- 
वृत्तिका आश्रय लेकर राजा तो हो 
जाता है, किन्तु अधिपति नहीं होता, 
इसलिये उसका “अविपति! यह 
विशेषण देते हैं | ऐसा सर्वभूतात्मा 
ब्रह्मतेत्ता विद्वान्‌ मुक्त हो जाता है। 

[श्रुतिमे ] पहले जो यह कहा है 
कि 'ह्ृमवियासे हम सबंरूप हो 
जायेंगे-ऐसा मनुष्य मानते हैं, सो उस 
ब्रह्मने क्या जाना जिससे वह सर्व- 
रूप हो गया? उसीकी यह व्याख्या 


ण्टद्‌ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


520. «८२2७, ४९४५० «४2७ (20७. ९220, बा >2: 2७, बरसे (30 2 ७९23. 


एवमात्मानसेव स्वोत्मत्वेन आ- 


चाया गमास्यां. श्रुत्वा। मत्वा 
तर्कतोी विज्ञाय साक्षादेव॑ यथा 
भधुब्राद्मणे दर्शितं तथा, तखा- 
डक्षविज्ञनादेवंलक्षण/त्‌, पूवेमपि 
व्रह्मेब सदविद्यया अन्रह्मासीत्‌, 
स्वमेव च सदसर्वमासीत्‌, तां 
त्ववेद्यामस्मादिज्ञानात्तिरस्कृत्य | 
ब्रह्मविद्रक्व सन्‌ ब्रह्मामवत्‌, सर्वः 
स्‌ सर्वमभवत्‌ | 

परिप्तमाप्तः शा्राथों यदर्थः 
प्रस्तुतः। तसिन्नेतसिन्‌ सर्वात्मभूते 
त्रह्मविद्‌ सर्वात्मनि सब जगत्‌ 
समप्तिमित्येतसिन्नर्थ. दश्टान्त 
उपादीयते--तद्यथा. रथनामी 
च्‌ रथनेमों चाराः सर्वे समर्पिता 
इति ग्रसिद्धोब्थ एवमेवासि- 
लात्मनि परमात्मभूते ब्रह्मविदि 
सर्वांणि भूतानि ब्द्मादिस्तम्बपर्य- 
न्तानि, सर्वे देवा अग्न्यादयः, सर्वे 
लोफा भूरादयः, सर्वे श्राणा 
वागादयः, सर्व एत आत्मानो 
जलचन्द्रव॒त्‌ प्रतिशरीरानुग्रवेशिनो- 


की गयी है | इस प्रकार गुरु और 
शात्रसे आत्माको ही सर्वात्मभावसे 
सुनकर, तकद्वारा मनन कर तथा जिस 
प्रकार मधुब्राह्मणमें दिखाया गया है, 
उस प्रकार उक्त छक्षणवाले उस 
ब्रह्मविज्ञनसे ही साक्षात्‌ जानकर, 
जो पहले भी ब्रह्म होते हुए ही 
अविद्यावश अतन्रह्म बना हुआ था, 
एवं सर्वरूप होते हुए ही असर्ब था, 
अब इस ज्ञानके द्वारा उस अविया- 
को नष्ट कर वह ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म होते 
हुए ही ब्रह्म और सर्वरूप होते हुए 
ही से हो गया है । 

जिसके लिये यह ग्रकरण आरम्भ 
किया गया था वह शाब्रका तातपय 
समाप्त हो गया | उस इस सबके 
आत्मभूत सर्यात्म अह्मवेत्ताओें सारा 
जगत्‌ समर्पित है, इस अर्थमें यह 
दृष्टान्त दिया जाता है-जिस प्रकार 
यह बात प्रसिद्ध है कि रथकी नाभि 
और रथकी नेमिमे सारे अरे समर्पित 
हैं, उसी प्रकार इस परमात्मभूत नह्न- 
वेत्ता आत्मामें त्ह्मसे लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त समस्त भूत, अप्नि आदि 
समस्त देव, भूलोक आदि समस्त 
लोक, वाक्‌ आदि समस्त ग्राण तथा 
जलूमें प्रतिविम्बित चन्द्रके समान 
प्रत्येक शरीरमें प्रवेश करनेवाले ये 
अविद्याकल्पित समस्त आता 


वप्राह्मण ५ ] 


कन् 


शाउरभाष्याथ 


प्‌ ८9 


कि. 2 आम चाक.."११०नाक- चाकक.. ने...आक, न्कार्ट-3-पेकक या. >क- बर्फ जा... 3२.2“ सिम च्याक (पक चकक (>+ पक, ..2..अक, 


इविद्याकल्पिता5 सगे ज़गदझिन्‌ 
समपि तम्‌ । 

यदृक्ते ब्रग्मविद्यामदेवः प्रति- 
»#5; मा ॥- पेदें--'अहं मनुरभवं 
(१|। ४। 

) इति, स एप सवात्मभावों 
व्याज्यातः | से एप विद्वान बप्- 
बिन संवोपाधिः संवात्मा सो 
भेत्ति । निरुपाभिनिरुपाख्यः 
अनन्तगेजबायः कृत्मः प्रजान- 
'घनोउजोउजगे 5 मृतावभयो चलो 
नेति नेत्वम्वूल्ोउनणुरित्येय- 
विश्वेपणों भयति । 

तमेतमथंमजानन्तस्ताककाः 
केचित पश्डित 


फंदेप गश्नम्‌ मम ५ 


म्मन्याथागमबिदः 
शाबाथ विरुद्ध मन्‍्यमाता बिक 
ट्पथन्तों मोहमंगाधमुप्यान्ति । 
तमतमथंमेता मन्त्रावनुयृदत --- 
“अनेजदेक॑ मनसो 
(३० उ० ४) “तदेजति तम्ने- 


; नति 


जबाय:!  «अनेजदेक 


समर्पित ६ । अभिप्राय यह कि 
सारा जगत्‌ उसीमे सम्ित है। 

पद जो यतिने कहा था कि, 
नप्रोत्ता वामदनने जाना पे मनु हुआ 
और सूर्य भी! पह्ठा हुए श्स 
सास्मता की यह व्याख्या हुई है। 
ढ यद दान अप्रत्ता सं्वेपानि, 
समा जोर सवस्य हो जाता है । 
अन्तर- 
वा दसस्य, पूर्ण, प्रशाननन, अजन्मा, 
अपर, अमर, अनये, अचल, नेति-नेति 
तया अर्वृठ् और असूर्म ह्त्यादि 
[ 


आअपणायाड़ा हो जाता हे । 


दझ 
नाछ 


बे उपायथल्य, सनायस्य, 


मे अतयों से जाननयोर् 
परनेको पण्डित 


म्न्ति 
कुठ ताक आर 
लोग श्ासके तात्यबंकों 
ट्ससे उिपरीत मानकर पिवरितर प्रकार- 


माननेयारी 


की कल्पना करते हर अगाच मोहको 
होने है। उस इस अर्थका 
मनसो जबीय॑.”? तथा 
तदेजति तन्नेजंति” ये दो मन्त्र 


जात” (ह० उ० ५) इति |, अनुवाद करते है । तथा तैत्तिरीय- 
तथा च्‌ तत्तिरीयके--“बस्ात्पर॑ | श्रतिमें भी कहा है-“'जिससे पर और 








१. वह आत्मतत्त्व अपने स्वरूपसे विचलित न होनेवाला) एक और मनसे 


भी अधिक वेगवान्‌ है | 


२. वह चलता है ओर नहीं भी चलता । 


ण८८ 


बृहदारण्यकोपनिबद्‌ 


[ अध्याय २ 


अ<डि2, बकरे >:2%, न्य2८० ५ नह: बाई ६>2:% जया >८2 22७ नया -2:2% बकई ५-2 9७- *फ<:20, ई>:0:%, कई २23७, न्या: 


नापरमस्ति. किश्वित्‌” ( तै० 
आर० १० | १० | २० ) 
“उतत्साम गायन्नास्ते” (ते० 
उ० ३ |१०।५) “अहमन्न- 
महमन्नमहमन्नम (ते उ० 
३। १०। ६) इत्यादि । तथा च- 
च्छान्दोग्ये “अक्त्‌ क्रीडन्रम- 
माण” (८।१२।३) “स 
यदि पितलोककामः” ( ८। २। 
१) “स्वंगन्धः सर्वरस”! (३। 
१४।२) इत्यादि । आथर्षणे 
च्‌ “सर्वज्ञः सर्ववित्‌!! ( शु० उ० 
१।१।९ ) “दरात सुद्रे तदि- 
हान्तके च”! (म्ु० उ० ३। 


१। ७ )। कठवल्लीष्वपि “अणो- 


रणीयान्‌ महतो महीयान” ( १। 
२ । २० ) “करत मदामदं 
देवम” ( १॥२॥२१) “तद्घा- 
वतोडन्यानत्येति तिष्ठत्‌”! ( ई० 
उ० ४ ) इति च। तथा गीतासु 
“अहं क्रतुरहं यज्ञ/” ( ९। १६) 
/“पिताहमयय जगत»/( ९। १७) 

नादत्ते कचित्‌ पापम! ( ५। 
१५) “सम सर्वेप भूतेष” 
(१३ | २७) “अविभक्त॑ विभ- 
क्तेप!!” (१८ । २० ) “भ्रसिष्णु 


| अपर कुछ भी नहीं है”, तथा “श्रह्म- 


वेत्ता यह सामगान करता रहता है-? 
“मैं अन्न हूँ, में अन्न हूँ, में अन्न 
हूँ-”? इसी प्रकार छान्दोग्योपनिषदूमें 
कहा है--“हँसता-खेलता और रमण 
करता हुआ [ अपने शरीरकी सुधि 


। न रखते हुए विचरता है ])'?,“बह यदि 


पितृलोककी कामना करनेवाढा होता 
है [ तो उसके सकन्‍्पसे ही पितर वहों 
उपस्थित हो जाते हैं )?, “सर्ब- 
गन्‍्ध, सर्वरस” इत्यादि | आयर्वण 
(मुण्डक ) उपनिषद्‌र्मे कहा है-“वह' 
सर्वज्ञ, सर्ववित्‌ है?, “वह दूरसे भी 
दूर और यहाँ समीपमें भी है |!” कठ- 
बल्षियोमे भी कहा है-““ह अणुसे भी 
अणु और महानसे भी महान्‌ 
आत्मा”, “उस हर्षसहित और 
हर्षरहित देवको |? [ ईशोपनिषदूमें 
कहा है---]] “वह खय॑ खिर 
रहकर ही अन्य सत्र दौड़नेवालोसे 
आगे पहुँचा रहता है |? तथा 
गीतामें भी कह्दा है--“मैं क्रतु हूँ, में यज्ञ 
हूँ??, “मैं इस जगतका पिता हू”, वह 
किसीके पाप [और पुण्य ] का 
ग्रहण नहीं करता”, “जो समस्त 
मूतोमे परमेश्वक्कों समभावसे स्थित 
(देखता है)”, “पृथक पृथक मूतोमे 
अखण्ड रूपसे स्थित, “बह सबका 


ब्राह्ण ५ ] 


शादरभाष्याथे 


८० 


ज्कर्ट व. रस: ब्वार्स 4 0 "32 ब्य>0७- या >:.:७०- नई: च्यर्ट<:0॥७ व्याई ८0: "या ->:0 कया: 


प्रभविष्णु च” (१३। १६) 
इत्येवमाद्ागमाथे.. विरुद्धमिव 
ग्रतिभान्त॑ मनन्‍्यमानाः खजबित्त- 
सामरथ्यादरथनिर्णयाय 








सहार करनेवाछा तथा सबको उत्पन्न 
करनेवाला है-ऐसा जानना चाहिये” 
स्यादि प्रकारके गात्राभिप्रायको 
विरुद्धसा भासनेवाला मानकर अपने 


विकरुप- | चित्तके सामर्थ्यसे अर्थ-निणय करने 


यनन्‍्तः, अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा | के लिये तरह-तरहकी कल्पना करते 


कतोफता मुक्तो बद्धः क्षणिको 
विज्ञानमात्र॑ शून्य चेत्येवं विक- 


हुए तथा आत्मा है, आत्मा नहीं है, 
वह कर्ता है, वह अकर्ता है, मुक्त 
है, बद्ध है, क्षणिक विज्ञानमात्र है, 


उपयन्तो न पारमधिगच्छन्त्य- | शून्य है? इत्यादि विकल्प करते हुए 


विद्याया,.. विरुद्धधर्मदर्शित्वात्‌ 
सर्वत्र । 


तसात्तत्र य एव श्रुत्याचाय- 
दर्शितमार्गानुसारिणः/ त एवा- 
विद्यायाः पारमधिगच्छन्ति | त 
एवं चास्मान्मोहसमुद्रादगाधा- 
दुत्तरिप्यन्ति, नेतरे खबुद्धिकोश- 
ठानुसारिणः ॥ १५॥ 


अविद्ाका पार नहीं पाते, क्योंकि 
उन्हे सर्वत्र विरुद्ध धर्म ही दिखायी 
देता है । 

अत: उनमे जो श्रुति और 
आचार्यके दिखाये हुए मार्गका अनु- 
सरण करनेवाले है, वे ही अधियाका 
पार पाते हैं और वे ही इस अगाघ 
मोहसमुद्गते तर जायेंगे, दूसरे छोग, जो 
अपने बुद्धिकौशढका अनुसरण करने- 
वाले हैं, उसे नहीं तर सकेगे।। १ ५॥ 


“>अन<प्कते- 
दष्यडडाथव॑णद्वारा अथिनीकमारोंकोीं मधुक्षियाके उपदेशकी आख्यायिका 


परिसमाप्ता ब्रह्मविद्यामृतत्व- 
अफ्वियास्तुति- साधनभूता, यां 
डित्ानामपन्यास मेत्रेयी . पृष्टवती 
भतारम्‌ 'यदेव भगवानमृतत्व- 
साथन॑ वेद तदेव मे ब्रूहि! इति। 


जिसके विषयमे मेत्रेयीने अपने 
पतिसे पूछा था कि “श्रीमान्‌ जो भी 
अमृतत्वका साधन जानते हो, वही 
मेरे ग्रति कहिये,' वह अम्ृतत्वकी 
साधनमूता ब्रह्मविद्या तो समाप्त हो 


७५०० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


एतस्या ब्रह्मविद्यायाः स्तुत्यर्थेय- 
माख्यायिका आनीता । तस्या 
आख्यायिकायाः सब्लेपतोउर्थत्रका- 
शनाथावेती मन्त्रों मवतः । एवं 
हि मन्त्रत्राह्मणाभ्यां स्तुतत्वात्‌ 
अम्रृतत्वसवंग्राप्तिसाधनत्व॑ ब्रह्म- 
विद्यायाः प्रकटीकृत॑ राजमार्ग 


मुपनीत॑ भवति--यथादित्य 
उद्यज्छावरं . तमोड्पनयतीति 
तद्ठत्‌। 


अपि चेव॑ स्तुता ब्रह्मविद्या-- 
या इन्द्ररक्षिता सा दुष्प्राप्या 
देवेरपि; यस्तादथ्रिभ्यामपि देव- 
भिषर्म्यामिन्द्ररक्षिता विद्या मह- 
तायासेन प्राप्ता । ब्राह्मणस्य शिर- 
रिछत््चाइव्यं शिरः प्रतिसन्धाय 
तसिनिन्द्रेणच्छिन्ने पुन खशिर 
एव प्रतिसन्धाय तेन ब्राह्मणय 


खशिरसेवोक्ताशेषा..ब्ह्मविद्या 


कहे जानेपर समग्र 


गयी | इस ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये 
यह [ आगे कही जानेवाली ] 
आख्यायिका प्रस्तुत की जाती है। 
उस आख्यायिकाके तात्पर्यको सक्षेपसे 
प्रकाशित करनेके लिये ये दो मन्त्र 
हैं । इसी प्रकार मन्त्र और ब्राह्मण 
दोनोंके द्वारा स्तुत होनेके कारण 
ब्रह्मवियाका अमृतत्व एव सर्वग्रात्तिका 
साधनत्व प्रकट किया गया है तथा 
उसे राजमार्गको प्राप्त कराया गया 
है | जिस प्रकार उदय होनेवाला 
सूर रात्रिके अन्चकारको दूर कर देता 
है, उसी प्रकार [ उदय होनेवाली 
विद्या अविय्याका नाश कर देती है ]| 


इसके सिवा उस ब्रह्मत्रिध्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी है कि जो 
इन्द्रसे सुरक्षिता थी वह देवताओं- 
के लिये भी दुष्प्राप्य हो रही थी, 
क्योंकि वह इन्द्ररक्षिता विद्या देववैध 
अश्विनीकुमारोंकों भी बडी कठिनतासे 
प्राप्त हुई थी। उन्होंने ब्राह्मणका शिर 
काटकर उसपर घोडेका शिर लगाया 
और जब उसे इन्द्रने काठ दिया तो 
पुनः उनका अपना शिर जोडकर 
फिर ब्राह्मणके उस अपने शिर्से ही 
ब्रह्मत्रिधाका 


थ्रुता | तसात्ततः परतरं किख्ित्‌ | श्रवण किया | अत उससे बढ़कर 


प्राह्मण ५ ] 


शाएरभाप्यार्थ 


ण्णर्‌ 


पुरुपार्थंसाधनं न भूतं न भावि | कोई अन्य पुरुपार्थका साधन न कमी 


चा। कुत एवं व्तमानम्‌) इति 
नातः परास्तुतिरस्ति | 

अपि चंव॑ स्तयते त्रद्मविद्या-- 
सर्वपुरुषाथानां कर्म हि साथन- 
मिति लोके प्रमिद्धम्‌ | तन कर्म 
वित्तसाध्यम्‌, तेनागापि नारत्यमृत- 
त्वस्य | तदिदममतत्व॑ केबल 
यात्मविद्यया कमनिरपेक्षया ग्रा- 
प्यते; यस्रात्‌ कर्मग्रकरण बकतु 
प्राप्तापि सती प्रवग्यप्रकरणे, कर्म- 
प्रकरणादुत्तीय कर्मणा विरुद्ध- 
त्वाद्‌ केवलसंन्याससहिता अभि 
हिता अम्तत्वसाथनाय | तसता- 
न्ातः परं पुरुषार्थथाधनमस्ति | 

अपि चेत॑ स्तुता ब्रह्मविद्या-- 
सर्वो हि लोको इन्द्वारामः “स वे 
नेब रेमे तसादेकाकी न रमते”' 


(बृ० उघ० १|४।३) इति 


हुआ है और न होगा ही, फिर 
वर्तमान तो हो ही कैसे सकता है, 
अत: इससे बढ़कर उसकी स्तुति 
नहीं हो सकती है | 

इसके सित्रा ब्रह्मविद्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की जाती है--यह 
ठोकम प्रसिद्ध हैं कि समस्त 
पुरुषार्थेका सावन कर्म ही है | वह 
कर्म घनसाध्य है, अतः उससे तो 
अमृतत्वकी आशा भी नहीं है | यह 
अमृतत्व तो कमंकी अपेक्षासे रहित 
केवल आत्मविद्याके द्वारा ही प्राप्त 
होता है; क्योंकि प्रकग्य॑प्रकरणरूप 
कर्मके प्रकरणमें कहनेके डिये प्राप्त 
होनेपर भी कमसे विरुद्ध होनेके 
कारण उसे कमप्रकरणसे निकालकर 
अमृतत्वसाधनके लिये सन्यासके 
साथ वर्णन किया है| अत, इससे 
बढ़कर कोई और पुरुषपारका साधन 
नहीं है | 

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी है---सारा 
ही लोक इन्द्रोमे रमण करनेवाला 
है, जैसा कि “वह विराट्‌ पुरुष 
[ अकेझा होनेके कारण ] स्ममाण 
नहीं हुआ, इसीसे अकेला पुरुष रमण 


जणर 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


श्रुतेः | याज्ञवस्क्यों लोकसाधा- 
रणो5पि सन्नात्मज्ञानवलाड्रायों- 
पुत्रवित्तादिसंसाररतिं परित्यज्य 
ग्रज्ञानतृप्त आत्मरतियंभूव । 

अपि चेव॑ स्तुता ब्रह्मविद्या-- 
यसाद्याज्वस्क्येन संसारमार्गाद्‌ 
व्युत्तिष्ठतापि प्रियाये.. भा 
प्रीत्यथमेवामिहिता, .. “प्रिय 
भाषस एज्लारख” ( २। ४ । ४) 
इति लिज्ञात्‌ । 


तत्रेयं॑ स्तुत्यर्थाख्यायिकेत्य- 
वोचाम | का पुनः सा आख्या- 


यिका (६ इत्युच्प्ते-- 


[। 
डडखससक्‍लबबलजलकन ््न्ा"क्‍-:+--.फअ७इर न--3__ 5 ऋककफकक्‍फइ-उ़सइकइअऊ5मॉम5ईइकइलइकइफइइ 


नहीं करता” इस श्रुतिसे सिद्ध होता 
है | याज्ञवल्क्यथ साधारण लोकके 
समान होते हुए भी आत्मज्ञानके 
बलसे स्त्री, पुत्र एवं घन आदि 
संसारकी आसक्तिकों छोडकर ज्ञान- 
तृप्त हो आत्मामें प्रेम करनेवाले हो 
गये थे। 

इसके सिवा ब्रह्मविद्याकी इस 
प्रकार भी स्तुति की गयी है- क्योंकि 
संसार-मार्गसे निवृत्त होते हुए भी 
याज्ञवल्क्यजीने अपनी ग्रेयसी भार्याकी 
इसका ग्रेमके कारण ही उपदेश किया 
था, जैसा कि “तू प्रिय भाषण करती 
है, अत आ, बैठ जा” इस विशेष 
कथन रूप ग्रमाणसे ज्ञात होता है । 

यहॉतक हमने यह बतलाया 
कि यह आख्यायिका [ अह्मविद्याकी ] 
स्तुतिके लिये है | किन्तु वह 
आख्यायिका है क्‍या ? सो अब 
बतलाया जाता है--- 


इदं वे तन्‍्मधु दृध्यडस्डगथ्वेणोषश्चिभ्यामुवाच । 
तदेतद्॒षिः पश्यज्ननोचत्‌ | तद्गां नरा सनये दस उम्र- 
माविष्कृणोमि तन्यतुने वृष्टिस्‌ | दृष्यडर ह यन्मध्वा- 
थवेणो वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीम॒वाचेति ॥ १६ ॥ 


उस इस मधुको दध्यड्डाथर्वण ऋषिने अश्विनीकुमारोंसे कहा था। 
इस मघुको देखते हुए ऋषि ( मन्त्र ) ने कह्ा--मेघ जिस प्रकार ईंष्ट 


च्राह्मण ५ ] 


शाइरभाष्याथ 


५० 


ब्यर<:2)0 >यई <२0:00 व्याई2]4७ व्याई 2), घए 20, “कई: ७ न्यई<:2)4- नाई >>], नह 79 बहा 4, नई; व्यास: 
करता है, उसी प्रकार हे नराकार अश्विनीकुमारों | मैं छामके लिये किये हुए 
तुम दोनोका वह उम्र दंस कर्म प्रकट किये देता हूँ, जिस मधुका दष्यड्डायर्वण 
ऋषिने तुम्दारे प्रति अश्वके शिरसे वर्णन किया था ॥ १६॥ 


इद्मित्यनन्तरनिर्दि |्टं व्यप- 
दिशति, बुद्धों सब्रिहितत्वात्‌ । 
वेशब्दः सरणार्थः | तदित्या- 
ख्यायिकानिईत्त प्रकरणान्तरामि- 
हित॑ परोक्ष वेशब्देन सारयन्रिह 
व्यपदिशति | यत्तत अवम्यग्रकरणे 
सचितम्‌) नाविष्कृतं मधु, तदिद॑ 
मध्विहानन्तरं निर्दिष्टमू--हय॑ 
पृथिवी' (२।५।१) इत्या- 
दिना । 

कथ॑ तत्र प्रकरणान्तरे स्चितम्‌- 
दध्यह ह वा आम्यामाथर्वणो 


मधु नाम ब्राह्मणम्ुवाच । तदे- 
नयोः प्रियं धाम तदेवेनयोरेते- 
नोपगच्छति । स होवाचेन्द्रेण वा 
उक्तोज्स्म्येतचेदन्यसा अनुत्रूया- 
सतत एवं ते शिरख्हिन्धयामिति । 


तसाह पिभेमि, यह मे स शिरों 
बू० उ० ७०५--७द 


(दम? यह पद पीछे बतलाये हुए 
विषयका समीपस्थ वस्तुकी भाँति 
निर्देश करता है, क्योंकि वह बुद्धिमे 
सन्निहित है| “वे! शब्द स्मरणके 
लिये है। 'तत्‌? पदसे आख्यायिकाममे 
आनेवाले एवं दूसरे प्रकरणमें कहे 
हुए परोक्ष मधुका 'बै? शब्दसे स्मरण 
कराकर यहाँ निर्देश करते हैं। 
जिस मधुको प्रवग्य॑प्रकरणमे सूचित 
किया गया है, किन्तु प्रकट नहीं 
किया गया, उसी मघुका यहाँ पास 
ही 'इयं प्रथिवी” इत्यादि मन्त्रोंसि 
निर्देश किया गया है । 


उस प्रकरणान्तरमें इसकी किस 
प्रकार सूचना दी है १--आथवेण 
दृष्यडने इन दोनों (अश्विनीकुमारों ) 
को मधघुन्राह्मण सुनाया | यह इनका प्रिय 
थाम है, यही आगे बतछाये जानेवाले 
प्रकारसे उपदेश करनेके लिये ब्राह्मण 
इन दोनोंके पास आचार्यरूपमें 
उपस्थित होता है । उस दबध्यड्डा- 
थर्वणने कहा, (इन्द्रने मुझसे कहा है 
कि यदि तुम इसे किसी अन्यके प्रति 
कहोगे तो उसी समय में तुम्हारा 
मस्तक काट दूँगा। इसीसे मैं डरता 
हूँ, यदि वह मेरा मस्तक न काटे 


प्र 


बहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


पे... काट, ब्य>2 बा 2 न किट बट या 22, नस, 22 बन (3. 


न छिन्यात्‌ तद्घामुपनेष्य इति। तो 
होचतुरावां त्वा तसात्‌ त्रास्यावहे 
इति । कथ॑ मा त्रास्येथे ? इति । 
यदा नावुपनेष्यसे; अथ ते 
शिरख्छित्त्वा अन्यत्राह॒त्योपनिधा- 
स्थाव: अथाश्वय शिर आहुत्य 
तत्ते ग्रतिधास्यावः: तेन नावनु- 
वक्ष्यसि। स यदा नावनुवक्ष्यसि, 
अथ ते तदिन्द्रः शिरब्छेत्स्यति॥ 
अथ ते ख॑ शिर आहत्य तत्ते 
ग्रतिधास्थाव इति | 

तथेति तो होपनिन्ये । तो 
यदोपनिन्ये, अथास्य शिरहिछ- 


च्वान्यत्रोपनिदधतु$। अथाश्स 


तेन हाभ्यामनूवाच | स यदा 
तदिन्द्रः 
शिरथ्रिच्छेद । अथास्य स्‍्व॑ शिर 


अभ्यामनूवाचाथारय 


आहत्य तद्भास्य ग्रतिद्धतुरिति । 


जिर आहृत्य तद्भास्य प्रतिदधतुः। 
यावत्तु अवर्यंकर्माइझभूतं मधु 


तो मैं तुम दोनोंका उपनयन 
करूँगा |? उन्होने कहा, 'हम उससे 
आपकी रक्षा करेंगे |? [ दष्यढ ] 
किस ग्रकार मेरी रक्षा करोगे ० 
[ अश्विनीकुमार ] (जिस समय आप 
हमारा उपनयन करेंगे, उस समय 
आपका शिर काटकर दूसरी जगह 
ले जाकर रख देंगे, फिर घोड़ेका 
शिर छाकर आपके ढगा देंगे, 
उससे आप हमे उपदेश करेंगे। जिस 
समय वे आप हमें उपदेश करेंगे 
उस समय इन्द्र आपके उस मस्तकको 
काट देगा, फिर हम आपका निजी 
मस्तक लाकर उसे जोड देंगे ।” 


तब “बहुत अच्छा? ऐसा कहकर 
उन्होंने उनका उपनयन किया । जिस 
समय उनका उपनयन किया उस 
समय उन्होंने उनका मस्तक काटकर 
अन्यत्र रख दिया तथा धोडेका शिर 
लाकर उसे इनके जोड दिया। 
उससे दध्यड्ने उन्हें उपदेश किया। 
जिस समय वे उन्हे उपदेश करने 
लगे तब इन्द्रने आकर उनका वह 
मस्तक काट दिया । फिर उनके 
अपने मस्तककों छाकर उसे उनके 
जोड दिया । 

किन्तु वहाँ जितना प्रवरग्यंका 


च्राष्मण ५ ] 


३०] 


शाउरभाष्याथे 


प्र 


कम 2०० जब. जा “>2०० नक--क- नहा 7932 नाक च्य>त-2७ अप डक >किस क्‍क, 22, बाई :2स्‍0० यह 2720 


तावदेव तन्नाभिहितम। न तु कक्ष्य- | अज्ञभूत मधु है उतना ही कहा गया 


मात्मज्ञानाख्यम्‌ | तत्र या आ- 
ख्यायिकामिहिता सेह स्तुत्यर्था 
प्रदद्येते । इढं ये तन्‍्मधु दुष्यद- 
डाथबंणोज्नेन प्रपश्चेनाथिम्या- 
मुवाच । 

तदेतदपिः--तदेतत्‌. कर्म, 


ऋषिमन्त्रओ, पर्यन्नुपलभमानः, 


अवोचत्‌-उत्तवान्‌ | कथम्‌ ? तइंस 
 तत्‌ः और “दस” इन दूखर्ती 


ति व्यवृहितेन सम्बन्ध । दंस 


का 
इ्ति 


करमंणो नामघेयम्‌ । तच्च दंसः 
किंविशिष्टम्‌ $ उग्रं क्रम । वां 
युवयोः। हे नग नराकारावशिनो | 
तच्च कम क्रिल्िमित्तम्‌ ? सनये 
लाभाव | लाभलुब्धो हि लोकेडपि 
क्ररं कर्मांचरति, तथयताबुपलम्येते 


यथा लोके । 


तदानिः प्रकाश क्ृणोमि करोमि ' 


यद्र॒हसि मचद्धयां कृतम्‌, किमिव ? 


इत्युब्यते--तन्यतुः. पर्जन्यः 


| है, आत्मज्ञानसज्ञक कक्ष्य मधुका 
, वर्णन नहीं किया गया। वहाँ जो 
, आख्यायिका कही गयी है, उसे यहाँ 
 स्तुतिके लिये प्रदर्शिन किया जाता 


हैं | उस इस मधुका इन दृध्यडू- 
डायबंणने अश्विनीकुमारोके प्रति इस 
प्रकार प्रपन्चके साथ वर्णन किया है । 

उस इस ऋषिने-- ऋषि यहों 
मन्त्रका बाचक है--इस कमंको 
देखते हुए कहा। किस प्रकार 
कहा ? प्तदइस”! इस प्रकार यहाँ 


पदोंका अन्चय है | 'दस” यह उस 
कर्का नाम है। वह दस कर्म 
किस विशेषणसे युक्त हैं ? उम्र-क्रूर | 
वाम--तुम दोनोंका । है नरा--- 
नराकार अश्विनीकुमारों | वह कर्म 
किसलिये था ” सनये--लाभके 
लिये । क्योंकि छामका ठोभी पुरुष 
लोकमे भी क्रूर कर्म कर बैठता है | 
जिस प्रकार छोकमे होते है, वेसे ही 
ये दोनो भी देखे जाते है । 

[ मन्त्र कहता है- ] तुमने जो 
। एकान्तमे किया है, उसे में प्रकट 
| किये देता हूँ | किसके समान 
सो बतलाया जाता 


ण्ण्द्‌ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ अध्याय २ ] 
5७ बका<2 2७ नया बाई) व्याई< 2-० कर या 2८ :७4८७-> पक ब्याज ८2% व्याए:>-2: व्याद (3-७, ना: 2: व्नग 


न इव । नकारस्तृपरिष्टाद्पचार उप- | “न? अर्थात्‌ मेघके समान । वेदमें जो 


मार्थीयों वेदें, न प्रतिपेधाथ्थः; 


यथाश्व॑ न। अश्वमिवेति यद्वत्‌। . 
तन्यतुरिव बृष्टिं यथा पजन्यो 
वृष्टिं प्रकाशयति स्तनयित्न्वादि- 
शब्दे,, तदद॒हं युवयोः क्रूर॑ कर्म 
आविष्कृणोमीति सम्बन्धः । 
नन्वश्विनोः स्तुत्यथों कथमिमो 


' नकार किसी पदके पीछे रहता है 
वह ॒उपचारमात्रमें उपमाके अर्थमें 
होता है, निषेघ अर्थमें नहीं होता 
जेसे--.'अश्व॑ नः यह वाक्य अश्वके 
समान -- इस अर्थमें है, उसी प्रकार। 
जैसे मेघ गर्जनादि शब्दोंके सहित 
वृष्टिको प्रकाशित करता है, उसी 
प्रकार मैं तुम दोनोंके क्रूर क्मको प्रकट 
करता हूँ--- ऐसा इसका सम्बन्ध है | 

झज्ला-किन्तु ये दोनों मन्त्र 


' अश्विनीकुमारोंकी स्तुतिके लिये केसे 


मनन्‍्त्रो य्यातां निन्दावचनो हीमो। 


च्पे तुतिरेबेषा ओर ! 
नंप दोषः; स्तुतिरेवंषा, न 
निनन्‍्दावचनोी । यस्ादीद्श- 
मप्यतिक्रर॑ कर्म कुवेतोयुबयोने 
लोम च मीयत इति । न चान्य- 
त्किश्विद्वीयत एवेति। स्तुताबेतों 
भवतः । निन्दां ग्रशंसां हि | 
लोकिकाः स्मरन्ति | तथा ग्रशंसा- | 
रूपा च निन्‍्दा लोके ग्रसिद्धा । ' 
दष्यडनाम आथवंणः | हेत्य- 
७0४७ | 
नरथकों निपातः | यन्मधु कप््य- 
मात्मज्ञानलक्षणमाथर्वणोी.. वां 


+ 


हो सकते हैं, ये तो उनकी निन्‍्दाको 
ही बतलानेवाले है ? 

समाधान-यह दोष नहीं है, यह 
उनकी स्तुति ही है, ये मन्त्र निन्‍्दा- 
वाचक नहीं है, क्योंकि ऐसा क्रूर कम 
करनेपर भी तुम दोनोंका वाल भी 
बॉका नहीं होता और न तुम्हारी 
दूसरी ही कोई हानि हो रही है | अत 
ये उनकी स्तुतिमें ही हैं | छोकिक 
पुरुष कहीं प्रशंसाको निन्‍्दा मानते 
हैं, इसी प्रकार छोकर्मे प्रशसारूपा 
निन्‍्दा भी प्रसिद्ध है । 

दघ्यड नामके आथर्वणने--सहां 


हि] 


(€? निरर्थक निपात है--जित 
आत्मज्ञानहूप कक्ष्य मधुका तुम्द 


ब्राह्मण ५ है शाडू रभाष्याथे ९७ 
ब्य(स-पक व्याद> पिप ब्याई 22.32 ज्याई 2-७ नया: पक या 27 2क्‍%- नया 3:23, जया, चर ०2 व्याइ 224, "कई 2.0, बडा 22५ 


युवाभ्यामश्वस्य शीष्णी शिरसा प्र | धोडेके शिरसे प्प् यत्‌ ईम्‌ उवाचः 
प्रवचन किया था अर्थात्‌ जिस मधुका 
यत्‌ ईम्‌ उबाच यत्‌ ग्रोवाच मधु। की 


व उपदेश किया था| यहाँ ईम्‌? यह 

इमित्यनथेकों निपातः ॥ १६ ॥। | निरर्थक निपात है ॥१६॥ 

“>> 
* के (५ 
इदं वे तन्‍्मधु दृध्ियडःडगथवंणो(थ्रिभ्यामुवाच । 
तदेतद॒षिः परश्यज्ननोचत्‌। आथवंणायाश्रविनो दधीचे- 
हर & मं 
व्य* शिरः प्रत्येरयतम्‌ | स वां मधु प्रवोचह्तायन्त्वाष्ट 
यद्दख्रावपि कष्षयं वामिति ॥ १७॥ 

उस इस मधघुका दब्यड्डाथ॑णने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया । इसे 
देखते हुए ऋषि ( मन्त्रदरश ) ने कहा है---हे अश्विनीकुमारों ! तुम दोनों 
आध्थर्वण दष्यड़के लिये धोड़ेका शिर लाये | उसने सत्यपालन करते हुए तुम्हे 
त्वाप्ट ( सूर्यसम्बन्धी ) मधुका उपदेश किया तथा हे दख (शत्रुहिसक ) | जो 
[ आत्मज्ञानसम्बन्धी ] कक्ष्य (गोप्य) मधु था [ वह भी तुमसे कहा ]॥१७॥ 
इृदंं वे त्मष्वित्यादि पूचे- . 'हदं वै तन्मधु” इत्यादि कथन 
वन्मस्त्रान्तरमदरशनार्थम्‌ । तथा- | सेवत्‌ अन्य मन्त्र श्रदर्शित करनेके 
न्‍्यो मन्त्रस्तामेव आख्यायिका-| ** है| अर्थात्‌ इसी प्रकार दूसरे 


ल्‍ रो द्ध्यढ मन्त्रने भी उसी आख्यायिकाका 
20 कक मल रकम | अनुसरण किया। दब्यड्‌ू नामवाल् 


नाम, आशथबेणोडन्यो विद्यत | आथर्वण | आ्र्वण तो दूसरा भी है 
इत्यतो विशिनष्टि दष्यडनामा- इसलिये 'दघ्यड्नामक आथर्वण' ऐसा 
थवेणः । कहकर इसे विशेषणयुक्त करते हैं । 

तस्मे दधीच आधथवेणाय | हे अश्विनीकुमारो ! उस द्यड्‌ 
हेडश्विनाविति मन्त्रच्शो वचनम्‌, | ले णिये-- यह मन्तदअ के. 


ु का वचन है--- तुम अरूय---अख्नका 
अश्वयमश्वय खभूतं शिरः, त्राह्म- | ख्मूत शिर अर्थात्‌ ब्राह्मणका शिर 
णस्स शिरसिच्छिन्नेड्यस्स शिर- 











काट देनेपर तुम अज्जका शिर काठ- 


ज्‌८्८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्कसट कर नि: बक>: 2: यान, ना >:23% कई: ना :2स्‍%- नई. व्याई 372:  व्याई 22७, चाह, आई. 


रिछत््चा ईच्शमतिक्र्रं कमें ऋृत्वा 
अच्व्यं शिरो ब्राह्मणं प्रति ऐरयत॑ 
गमितवन्तो युवाम्‌ | स चाथ- 
वेणो वां युवाम्यां तन्मधु प्रवोचद्‌ 
यत्‌ पूर्व प्रतिज्ञा वक्ष्यामीति | 
स किमथमेवं जीवितसन्देह- 
मारुच् प्रवोचत्‌ ? इत्युच्यते। ऋता- 
यन्‌ यत्‌ पूर्व ग्रतिज्ञातं सत्यं तत्‌ 


कर, ऐसा अत्यन्त क्रूर कमे कर उस 
अश्वके शिरको तुमने ब्राह्मणके पास 
'ऐस्यतम?---पहुँचाया और उस 
आधथर्वणने तुम्हे उस मधुका उपदेश 
किया जिसके लिये उसने पहले यह 
प्रतिज्ञा की थी कि मैं कहूँगा ।! 
उसने इस प्रकार जीवनके सन्देह- 
में पडकर भी उसका उपदेश क्यों 
किया, सो बतल्ाया जाता है- 
ऋऋतायन?--जो पहले प्रतिज्ञा किया 


परिपालमितुमिच्छन्‌ | धर हुआ सत्य था, उसका पालन करनेके 


हि सत्यधर्मपरिपालना गुरुतरे- 
त्येतस्य लिड्रमेतत्‌ । 
किंतन्मधु प्रबोचत्‌ ! इत्युच्यते 


त्वाप्रमू, त्वष्टा आदित्यरतस्थ | तिता “सो कहा जाता है- 


सम्बन्धि, यज्ञय शिरश्छिन्न॑ त्व- 
प्टाभवत्‌, तत्मतिसन्धानाथ प्रवस्य 
कम । तत्र प्रवग्यंकर्माड़ भूत॑ यद्‌ 
विज्ञान तत्चाष्ट म8-यज्ञसय शिर- 
इछेदनप्रतिसन्धानादिविषयं दशेन॑ 
तच्चाए्ट यन्मधु हे दसो, दखा- 
विति परबलानासुपक्षपयितारों 
शत्रणां वा हिंसितारी, अपि च 


लिये | यह इस बातका सूचक है 
कि सत्यधर्मका पालन जीवनसे भी 
बढ़कर है । 

उसने किस मधघुका उपदेश 
त्वाष्टर मधु- 
का | ल्वष्टा सूर्यको कहते हैं, उससे 
सम्बन्ध रखनेवाले मधुका | यज्ञका शिर 
काटे जानेपर वह त्वष्टा हो गया, उसके 
प्रतिसन्‍्धान ( जोड़ने ) के लिये 
प्रवर्ग्य कर्म है | वहाँ प्रवर्ग्यकर्मका 
अद्जभूत जो विज्ञान है, वही लाष्ट मधु 
है । यज्ञके शिरछेदनके प्रति- 
सन्धानादिसे सम्बद्ध जो दर्शन है, 
वही त्वाप्ट मधु है | हे दलों | दत्त 
अर्थात्‌ परपक्षकी सेनाका क्षय करने- 
वाले अथय्ा शत्रुओंके हिंसको ! इसके 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइरसमाष्याथ 


ज्थर 


न केवल त्वाप्रमेव मधु कमे- 
सम्बन्धि युवाभ्यामवोचत्‌ , अपि 
च कक्ष्यं गोप्य॑ं रहस्य॑ परमात्म- 


सिवा उन्होने तुम्हें केवल कर्मसम्बन्धी 
त्वाष्ट मघुका ही उपदेश नहीं किया, 
अपितु कक्ष्य-गोष्य अर्थात्‌ जो परमात्म- 
सम्बन्धी रहस्यभूत मधु विज्ञान था, 


जिसका मघुब्राह्मणद्वारा वर्णन किया 
गया है और जो [तृतीय और चतुर्थ] 
दो अध्यायोंमे प्रकाशित किया गया, 
उसका भी तुम्हे उपदेश किया। यहाँ 
प्रवोचत्‌ ( उपदेश किया ) इस 
क्रियापदकी अनुबृत्ति होती है॥१७॥ 
५ रे ।७/2४०४ ७ 6 
इद वे तन्मघु दध्यडग्डगथवंणो(श्रिभ्याम्र॒वाच । 
तदेतद॒षिः पर्यज्ननोचत्‌ । पुरश्चक्त हिपदः पुरुश्चक्र 
चतुष्पदः । पुरः स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति । 
स वा अयं॑ पुरुषः सवोसु पूषु पुरिशयो नेनेन किश्वना- 
नावृतं नेनेन किब्वनासंबृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
उस इस मधुका दध्यड्झथर्वणने अश्विनीकुमारोंको उपदेश किया। 
इसे देखते हुए ऋषिने कहा--परमात्माने दो पैरोंवबाले शरीर बनाये और 
चार पैरोंवाले शरीर बनाये | पहले वह पुरुष पक्षी होकर शरीरोमे प्रविष्ट 
हो गया | वह यह पुरुष समस्त पुरों ( शरीरों ) मे पुरिशय है। ऐसा 
कुछ भी नहीं है, जो पुरुषसे ढका न हो तथा ऐसा भी कुछ नहीं है, 
जिसमें पुरुषका प्रवेश न हुआ हो--जो पुरुषसे व्याप्त न हो ॥ १८॥ 
इद॑ वे तन्मध्विति पूर्ववत्‌ | “इद वै तन्मघु? इत्यादि वाक्यका 


४ अर्थ पूर्ववत्‌ है| उपर्युक्त दो मन्त्र 
उक्तो द्वो मन्त्रो प्रवस्येसम्बन्ध्या- 


प्रवग्यंसम्बन्धी आख्यायिकाका उप- 
हयोः | तहार करनेवाले हैं। प्रवग्यकर्म- 


सम्बन्धि यद्‌ विज्ञान मधु मधुन्रा- 
हाणेनोक्तमध्यायद्रयप्रकाशितम, 
तच्च वां युवाभ्यां प्रवोचदित्यनु- 
बतेते ॥ १७॥ 


ख्यायिकोपसंहर्तारी । 


६०० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


बम कक व सट प् व्याई *टट पक बह 3् नया 32%, बाई 2:24 यई (की 4 ब्याई २-2४ नाई २८2 2७७ व्या:>-23, बाई २22७, कई. 


प्रवग्य कर्माथ योरध्याययोरथे आ- 
ख्यायिकामूताभ्यां. मन्‍्त्राम्यां 
प्रकाशितः। ब्ह्मविद्याथयोस्त्वध्या- 
ययोरथ उत्तराभ्यारुग्म्यां प्रकाश- 
यितव्यः, इत्यतः अबतेते । यत्‌ 
कक््य॑ च मधृक्तवानाथवंणो 
युवाभ्यामित्युक्तम्‌ । कि. पुन- 
स्तन्मधु १ इत्युच्यते-- 

पुरअ्नक्रे,पुरः पुराणि शरीराणि, 
यत इयमव्याक्ृतव्याकरणग्रक्रिया- 
स परमेश्वरो नामरूपे अव्याकृते 
व्याकुवाणः प्रथम भूरादी छोकान्‌ 
सृट्ठा चक्रे कृतवान्‌ , द्विपदो ढविपा- 
दुपलक्षितानि मनुष्यशरीराणि 
पश्षिशरीराणि । तथा पुरः शरी- 
राणि चक्रे चतुष्पदशतुष्पादुप- 
लक्षितानि पशुशरीराणि । 

पुरः पुरस्तात्‌, स ईश्वरः पक्षी 
लिड्गशरीरं भूत्वा पुरः शरीराणि- 
पुरुष आविशदित्यस्याथमाचणष्टे 
श्रुतिः--स वा अय॑ पुरुषः सर्वासु 
पूर्ष स्वृशरीरेषु पुरिशयः, पुरि 
शेत इति पुरिशयः सन्‌ पुरुष 
इत्युच्यते । नेनेनानेन किश्वन 


सम्बन्धी दो अध्यायोंका अर्थ इन 
उपर्युक्त आख्यायिकामूत दो मन्त्रोद्वारा 
प्रकाशित किया गया है | ब्ह्मविद्या- 
सम्बन्धी दो अध्यायोंका अर्थ आगेकी 
दो ऋचाओदढ्वारा प्रकाशित करना है, 
इसीसे श्रुति प्रदत्त होती है । 
आथर्वणने तुम दोनोंसे जो कक्ष्य मधु 
कहा था--ऐसा ऊपर कहा गया 
है । वह मधु क्या था ? उसका वर्णन 
किया जाता है-- 

'पुरश्चक्र'-पुर्‌ अर्थात्‌ शरीर, 
क्योकि यह अव्यक्तके व्यक्त होनेकी 
प्रक्रिया है। उस परमेश्वरने अव्यक्त 
नाम-रूपको व्यक्त करते हुए पहले 
भू. आदि लोकोंकी रचना कर द्विपदों- 
को-दो पैरोंसे उपलक्षित मनुष्य- 
शरीर और पक्षिशरीरोंको “चक्रे'-- 
रचा | तथा चतुष्पद-चार पेरोसे 
उपलक्षित पशुशरीरोंको बनाया । 


पुर, अथात्‌ पहले वह इश्वर 
पक्षी-लिद्नशरीर होकर पुर-शरीरोमें 
पुरुषरूपसे पग्रविष्ट हो गया-इंसी 
वाक्यका अर्थ श्रुति करती है-वही 
यह पुरुष समस्त पुरों-सम्पू्ण 
शरीरोमे पुरिशाय है, पुरमे शयन 
करता है, अत: पुरिशय होनेके 
कारण वह पुरुष! इस प्रकार 
कहा जाता है। इससे कुछ भी 


किख्िद॒प्यनाइतमनाच्छादितम्‌ | | अनाइत-अनाच्छादित नहीं है । 


ब्राह्मण ५ ] शाडूरभाष्याथ ६०१ 
ब्य 3:2७ नई (कन्या: >:2, व्यकों 22% यह, “या पक व्याई 3:23 बह: 30 नया -:2% नया व्याई 2, व्याईक:१, 


तथा नेनेन किश्वनासंवृतम॒न्तर- | तथा इससे कुछ भी असंबृत नहीं 


नलुग्रवेशितं वाह्ममृतेनान्तर्भृतेन | *“प ऐसा कुछ भी नहीं है, जहाँ 
पुरुष भीतर और बाहर रहकर स्वय 


च न अनाइतम्‌ | एवं स एवं | प्रवि---व्याप्त न हो। इस प्रकार 
नामरूपात्मना अन्‍्तवेहिर्भावेन | वही नामरूपात्मक अन्तर्बाह्मभावसे 
कार्यररणरूपेण व्यवस्थितः । | और इच्करिचस्पमें खित है। 


हि . [| तात्पर्य यह है कि यह 'पुरश्षक्रे! इत्यादि 
पुरथक्रे इत्यादिमन्त्रः सब्लेपत 


मन्त्र सक्षेपसे आत्माके एकत्वका 
आत्मेकत्वमाचष्ट इत्यथेः ॥१८॥| | निरूपण करता है ॥१८॥ 


--न्कज्लैंल++ 
० हज ५ 
इदं बे तन्‍्मघु दृध्यडग्डगथवंणो(श्विभ्याम॒वाच । 
तदेतदृषिः परश्यज्ननोचत्‌ | रूप* रूप॑ ग्तिरूपो बभूव 
तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय । इन्द्रो मायामिः पुरुरूप इयते 
युक्ता हास्य हरयः शता दशेति। अयं वे हरयोप्यं वे 
दश च सहस्राणि बहनि चानन्‍्तानि च तदेतढ़ल्मापू्वे- 
सनपर भनन्तरमबाह्यमयमात्मा बह्म. सबोनुभ्रित्यनु- 


शासनम्‌ ॥ १€ ॥ 

उस इस मधघुका दष्यड्डाथर्वणने अश्विनीकुमारोंकी उपदेश किया। 
यद्द देखते हुए ऋषिने कहा--वह रूप-रूपके ग्रतिरूप हो गया। इसका 
वह रूप ग्रतिख्यापन ( प्रकट ) करनेके लिये है। ईश्वर मायासे अनेकरूप 
प्रतीत होता है [ शरीररूप रथर्मे जोड़े हुए ] इसके [ इन्द्रियरूप ] धोड़े 
शत ओर दर हैं। यह (परमेखर) ही हरि ( इच्द्रियरूप अश्व ) 
है; यही दश, सहस्र, अनेक और अनन्त है। वह यह ब्रह्म अपूर्व 
( कारणरहित ), अनपर ( कार्यरहित ), अनन्तर ( विजातीय द्व॒व्यसे 
रहित ) और अबाह्य है। यह आत्मा ही सबका अनुभव्र करनेवाल बह्म है। 
यही समस्त वेदान्तोंका अनुशासन ( उपदेश ) है ॥ १९ ॥ 





द्ग्र 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय २ 


ब्कस७, वर फ, नल ना नटआक न्याई (22, "यह ये? नई < 2८242 “का <>:2स्‍% नया नह: ७ जाई ५2.७ किक 


इ॒द॑ वे तन्मध्वित्यादि पूर्व॑बत्‌। 
रूप रूप॑ प्रतिरूपो वभूव । रूप॑ 
रूप प्रति प्रतिरूपो रूपान्तरं 
बमूवेत्यथंः । प्रतिरूपोनुरूपो 
वा याद्क्संथानों मातापितरों 
तत्संथथानस्तदनुरूप एवं पुत्रो 
जायते | न हि चतुष्पदों द्विपा- 
जायते ह्विपदो वा चतुष्पात्‌ । 
स एवं हि परमेश्वरो नामरूपे 
व्याकुवोणो रूप॑ रूप प्रतिरूपो 
बभूव | 

किमथे पुनः प्रतिरूपमागमन 
तस्य १ इत्युच्यते--तदणस्थात्मनो 
रूप प्रतिचक्षणाय प्रतिख्यापनाय | 
यदि हि नामरूपे न व्याक्रियेते, 
तदा अस्यात्मनो निरुपाधिकं 
रूपं ग्रज्ञानघनाख्यं न ग्रति- 
ख्यायेत । यदा पुनः कार्यकरणा- 
त्मना नामरूपे व्याकृते भवतः, 
तदास्य रूप॑ ग्रतिख्यायेत । 

इन्द्र: परमेश्वरो मायामिः 
प्रज्ञाभिः नामरूपभूतकृतमिथ्या- 
भिमानेवों, न तु ॒ परमार्थतः, 


<दं वे तन्‍्मधु? इत्यादि वाक्यका 
अथे पूव॑वत्‌ है। रूप-रूपके प्रतिरूप 
हो गया अर्थात्‌ रूप-रूपके प्रति 
उसीके समान अन्य रूपवाल हो 
गया | ग्रतिरूप अर्थात्‌ अनुरूप, क्योंकि 
माता-पिता जैसे खरूपवाले होते हैं 
वैसे ही खरूपवाला अर्थात्‌ उन्हींके 
अनुरूप पुत्र उत्पन्न होता है, क्योंकि 
चतुष्पदसे द्विपद और द्विपदसे चतुष्पद- 
की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सो 
नाम और रूपको व्यक्त करनेवाढ 
वह परमेश्वर ही रूप-रूपके प्रतिरूप 
हो गया | 

किन्तु उसका प्रतिरूपको प्राप्त 
होना किसलिये हुआ * सो अब 
बतलाया जाता है-वह इस आत्माके 
रूपके प्रतिचक्षण-प्रतिख्यापनके लिये 
है, क्‍योंकि यदि नाम-रूपोंकी 
अभिव्यक्ति न होती तो इस आत्माका 
प्रज्ञनघनसंज्क निरुपाघिक रूप 
प्रकट नहीं हो सकता था। किन्तु 
जिस समय कार्य-करणभात ्रसे नाम- 
रूपोंकी अभिव्यक्ति होती है, तभी 
इसका रूप प्रकट होता है । 

इन्द्र-परमेश्वर मायाओोंसे अर्थात्‌ 
प्रज्ञसे अथवा नाम-रूप उपाधिजनित 
मिथ्या अभिमानसे पुरुरुष-अनेक- 
रूप हुआ जाना जाता है, परमार्थत 


ब्राह्मण ५ ] 


शाह रसाष्याथ 


द्ण्३े 


पुरुरूपो बहुरूप ईयते गम्पते, 
एकरूप एवं प्रज्ञानघनः सन्न- 
विद्याप्रज्ञाभिः । कसात्‌ पुनः कार- 
णात्‌  युक्ता रथ इंच वाजिनः 
खविषयप्रकाशनाय, हि यस्मादस्य 
हरयो हरणादिन्द्रियाणि, शता 
शतानि, दश च ग्राणिभेदवाहु- 
ल्याच्छतानि दश च भवन्ति | 
तस्मादिन्द्रियविषयवाहुल्यात्तस्प 
काशनायत्र च युक्तानि तानि न 
आत्मप्रकाशनाय । “पराश्वि 
खानि व्यतृणत्‌ खयम्भू:'” ( २। 
१।१) इति हि काठके । 
तसात्तेरेव विपयसरूपेरीयते न 
प्रज्ञानधनेकरसेन खरूपेण । 

एवं तहिं अयमन्यः परमेश्वरो- 
अन्ये हरय इत्येवं ग्राप्ते उच्पते-- 
अय॑ वे हरयोष्यं वे दश च 
सहस्राणि बहूनि चानन्तानि च। 
प्राणिभेदस्यानन्त्यात्‌ । कि वहुना, 








अनेकरूप नहीं होता | अर्थात्‌ वह, 
प्रश्नधन एकरूप ही होते हुए 
अविद्याजनित प्रज्ञाओंसे अनेकरूप 
भाषता है । किन्तु ऐसा किस कारणसे 
होता है ? क्योकि अपने विषयोंको 
प्रकाशित करनेके लिये, रथमें जुते 
हुए घोडोंके समान, इसके शत और 
दर हरि ( इन्द्रियाँ ) हैं | विषयोको 


| हरण करनेके कारण इन्द्रियोका 


नाम हरि है, प्राणिभेदकी बहुलताके 
कारण वे शत और दर हैं। अतः 
इन्द्रियोंके विषयोंकी बहुलता होनेके 


| कारण थे उन्हींको प्रकाशित करनेमें 


नियुक्त हैं, आत्माको प्रकाशित करनेमे 
नहीं | कठोपनिषद्म कहा भी है 
कि “खयम्भू परमात्माने इन्द्रियोको 
बहिमुख करके हिंसित कर दिया है |? 
अत. वह उन विषयरूपोंसे ही 
अनेकरूप भासता है, प्रज्ञानधन 
एकरसखरूपसे नहीं | 


इस प्रकार तब तो यह परमेश्वर 
अन्य है और इन्द्रियाँ अन्य हैं--ऐसी 
आशशड्जा होनेपर कहते हैं--यह परमेश्वर 
ही इन्द्रियाँ हैं तथा यही दश, सहख, 
अनेक और अनन्त हैं, क्योकि प्राणियो- 
के भेदका कोई अन्त नहीं है। अधिक 


६०७ बहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
2 बस बा्सिस॥ बार बाय नरक बिक. 2 कि ब्य थ६.. 


तदेतडुह्म य आत्मा । अपू्े | क्‍या कहा जाय, यह जो आत्मा है 


नाख कारणं पूर्व विद्यत इत्य- 





पू्वम । नास्यापरं कार्य विद्यत | 
इत्यनपरम्‌। नास्य जात्यन्तरमन्त- 


वही ब्रह्म है | यह अपूर्व है-इसका 
कोई पूर्व यानी कारण नहीं है, इस- 
लिये यह अपूर्व है। इसका अपर-- 
कार्य नहीं है, इसलिये यह अनपर है। 
इसके मध्यमें कोई जात्यन्तर नहीं है, 


इसलिये यह अनन्तर है | तथा इसके 
बाहर कुछ नहीं है, इसलिये यह 
 अबाह्य है | 


कि. पुनस्तन्निरन्तरं ब्रह्म ?! तो फिर वह निरन्तर ब्रह्म कौन 
है ? यह आत्मा । आत्मा कौन 


अयमात्मा । कोञ्सो ? यः अत्य- 3 5 जो. प्रहशालाः जा तो 
गात्मा द्रश श्रोता मन्‍्ता बोद्धा | मन्‍्ता, बोद्धा अर्थात्‌ जाननेवाल 


विज्ञाता सर्वानुभूः, सर्वात्मना और सर्वानुभू है, सबको सब प्रकार 


संयम मवती ति अनुभव करता है, इसलिये वह 
स्बमनुभवतीति सर्वालुभूः । सर्वान॒भू है । इस प्रकार यह 


इत्येतदनुशासनं स्वेवेदान्तोप- | अनुशासन अर्थात्‌ समस्त वेदान्तोंका 
दे ड वेदान्तोका 
देशः | एप सर्ववेदान्तानामुप- | देश है। यह सम्पूर्ण वेदा हे 
४ 8 उपसंहारमभूत अथ है। यह अमत और 
संहतोज्थः । एतद्सतममयम्‌ | 


अभय है | इस प्रकार शात्रका अर्थ 
परिसमाप्तथ शास्राथः ॥१९॥ | समाप्त हुआ ॥ १९॥ 
नज-+ाए0 कत--77: 


इति बृह्ृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
पञ्चमं मधुब्राह्मणम्‌ ॥ ५॥ 


डे 


राले विद्यत इत्यनन्तरम्‌ | तथा 
बहिरिस न विद्यत इत्यबाह्मम्‌ | 





] 


' 








॥॥ 


पृष्ठ ब्राह्मण 
मपाउ दा 7 सम्व रा ययरखरा 

अथ पातिमाष्यों गोपसनाद्।पवनः पाति- 
माप्याशातिसाप्या: गापवनाइपवनः कोॉशिकात्काोशिक 
झोणिउन्याग्फोण्डिन्चः: शाण्टिल्याब्छाण्डिल्यः कोशिकाश्व 
गानमाच गोतमः ॥ १॥ आमिवेदयादासिवेदयः शाण्डि- 
त्यायान निम्टानाओआानभिम्तत आनभिम्लातादानभिम्टात 
आननिम्दातादानभिम्लानों गोतमाद्रोतमः सेतवप्राचीन- 
योग्यान्था- सेतवप्राचीनयोग्या पाराशयात्पाराशयों भार- 
द्राजादारद्राजं. भारदाजान गॉतमाञ्च गातमो 
भारत्वाजादागस्द्ाजः पाराशयात्पाराशयों ब्रेजवापायना- 
हे जवापायन: कोशिकायने: कोशिकायनि: ॥ ३२॥ घृत- 
क्रोशिकादयतकीशिकः पाराशयायणात्पाराशयाॉयणः 
पागणर्यात्याराशयों जातृकण्योजातकण्ये आम॒रायणा्च 
यास्क्रानास्रायणस्पेवणस्पवणिरं पजन्धने रो प जन्ध निरासु रेरा- 
सरिभारद्राजादारद्राज आत्रयादात्रेयों माण्टेमाण्टिगेतिमा- 
द्ोतमोी गातमाह्तमों वाब्स्पाद्वाग्स्टः शाण्डिल्याब्छाण्डिल्यः 
केशोयात्काप्यासकेशोय: काप्यः कुमारहारितात्कुमारहारितो 
गाल्यवाद्ालयो बविदर्भकाण्डिन्यादिदर्भकाण्डिन्यों वत्सन- 
पातो बाश्नव्ाद्गत्मनपाढ़ाश्रवः पथः सं।भरात्पन्थाः सोभरो 
ध्यास्यादाड्िसादयास्य आइ्रिरस आमभतेरत्वाप्ट्रादाभूति- 
सवारी. विश्ख्पात्त्वा्राद्रिश्व रूपस्त्वाष्टीईश्िभ्यामश्विनो 


६०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय २ 
६०५... ६९६२ ब्वर्पि20 ब्य<29, 22 बट ९22... ६६23... «९०२००, ४८८2७. «६८८० «२... 
दूधीच आथवबेणाइध्यडःडगथवेणो5थवेणो देवादथवी दैबो 
मृत्योः प्राध्यसनान्मसत्यु; भाध्व* सनः अध्व* सनातद्मध्व* 
सन एकरपेरेकपिविप्रचित्तविप्रचित्तिव्यष्टव्येष्टि सनारोः 
सनारुः सनातनात्सनातनः सनगात्सनगः परमेष्ठिनः 

परमेष्ठी ब्रह्मणो ब्रह्म स्वयम्सु ब्रह्मण नमः॥ ३॥ 

अब [मधुकाण्डका ] वश बतलाया जाता है--- पौतिमाष्यने गौपवनसे, 
गौपपनने पौतिमाष्यसे, पौतिमाष्यने गौपवनसे, गौपवनने कोौशिकसे, कोशिकने 
कौण्डिन्यसे, कौण्डिन्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने कौशिकसे और गौतमसे, 
गौतमने ||१॥ आम्िवेश्यसे, आश्निवेश्यने शाण्डिल्ससे और आनभिग्लातसे, 
आनमभिम्लातने आनभिम्लठातसे, आनभिम्छातने आनभिम्लातसे, आनभिम्लातने 
गौतमसे, गौतमने सेतव और पग्राचीनयोग्यसे, सैतव और प्राचीनयोग्यने 
पाराशर्यसे, पाराशर्यने भारद्वाजसे, भारद्वाजने भारद्ाजसे और गौतमसे, गौतमने 
भारद्याजसे, भारद्वा जने पाराशर्यसे, पाराशर्यने बैजब्रापायनसे, वैजवापायनने 
कौशिकायनिसे, कौशिकायनिने || २॥ घृतकौशिकसे, ध्वतकौशिकने 
पाराशर्यायणसे, पाराशर्यायणने पाराशर्यसे, पाराशर्यने जातकर्ण्यसे, जातृकर्प्प- 
ने आसुरायणसे और यास्कसे, आसुरायणने जैवणिसे, तैवणिने औपजन्वनिसे, 
औपजन्धनिने आसुरिसे, आसुरिनि भारद्वाजसे, भारद्वाजने आत्रेयसे, आत्रियते 
माण्टिसि, माण्टिने गौतमसे, गौतमने गौतमसे, गौतमने वाल्सप्रे, 
वात्स्यने शाण्डिल्यसे, शाण्डिल्यने केशोर्य काप्यसे, कैशोय काप्यने कुमार- 
हारितसे, कुमारद्ारितने गालवसे, गालवने विदर्भीकौण्डिन्यसे, विदर्भी- 
कौण्डिन्यने वत्सनपात्‌ बाश्नवसे, वत्सनपात्‌ बाश्नवने पन्‍था सौमरसे, पन्‍्या 
सौमरने अयास्य आज्विरसते, अयास्य आह्विरसने आमूति लाए्टसे, आभूति 
त्वाप्टने विश्वकप खाष्टसे, विश्वरूप ल्वाष्टने अश्विनीकुमारोंसे, अ्िनीकुमारोने 
दब्यड्डायर्वणसे, दब्यड्डायर्बणने अथर्वा देवसे, अथर्या देवने मृत्यु-प्रालसन 
से, मृत्यु-प्राध्वसनने प्रध्व॑सनसे, प्रव्बंसनने एकर्षिसे, एकर्पिने विग्रचित्तिे 
विप्रचित्तिति व्यश्सि, व्यष्टिते सनारुसे, सनारुने सनातनसे, सनातन 


ब्राह्मण ६ ) 


शाइरभाष्याथे 


६०७ 


ब्याई एक चाई 2७ ने <:2 3 न्याद-2)%, न्याई >-ं फ प्याज, व्या्:>:-:. आई 2 हाई 2८2. नया: पक, ०-8७ “वाई >> आर 
सनगसे, सनगने परमेष्ठीसे और परमेष्ठीने ब्रह्मासे [ इसे प्राप्त किया ] । 
ब्रह्म खयम्मु है, ब्रह्माको नमस्कार है || ३ || 


अथेदानीं ब्रह्मविद्यारथस्य मधु- 
काण्डस्य वंशः स्तुत्यर्थों ब्रह्म- 
विद्यायाः । मन्त्रथ्ाय॑ खाध्या- 
यार्थों जपाथश्र | तत्र वंश इच 
वृंशः-यथा वेणुवेशः पर्वेणः पर्वणों 
हि भिद्यते तद्ृदग्राह्मभृति आ 
मूलप्राप्तेर्य॑ वंशः । अध्यायचतुष्ट- 
यस्य आचायपरम्पराक्रमो वंश 
इत्युच्यते। तत्र प्रथमान्तः शिष्यः 
पश्चम्यन्तः आचार्यः | परमेष्ठी 
विराट, ब्रह्मणो हिरण्यगर्भात्‌ । 
ततः परम आचायपरम्परा नास्ति। 
यत्पुनत्रद्ल तन्नित्य॑ स्वयम्भु, 
तस्मे तह्मणे स्वयम्थुवे 
नमः | १-३ ॥ 


अब ब्रह्मविद्याकी स्तुतिके लिये 
ब्रह्मत्रिया जिसका प्रयोजन है, उस 
मधुकाण्डका वश बतलाया जाता 
है | यह मन्त्र खाध्याय और जपके 
लिये है | यह वंश वश (बॉस ) के 
समान है | जिस प्रकार पर्बों 
( पोरियों ) का वंशभूत वेणु ( बॉस ) 
पर्वोंसे भिन्न है, उसी प्रकार अग्रभागसे 
लेकर मूलपर्यन्त यह वंश भी मित्र 
है। यहाँ [ ब्राह्मणभागके आरम्मिक ] 
चार अध्यायोंकी आचार्यपरम्परा 
'्वश? नामप्ते कही गयी है | इनमे 
प्रथमाविभक्तयन्त शिष्य है और 
पश्नम्यन्त आचार है। परमेष्ठी यानी 
विराट्ने ब्रह्मा--हिरण्यगर्मसे प्राप्त 
की | उससे आगे आचार्यपरम्परा 
नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मा है वह तो 
नित्य और खयम्भू है, उस खयम्भू 
ब्रह्माको नमस्कार है || १-३ ॥ 


झा ब्यक की सर 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये द्वितीयाध्याये 
घष्ठ वंशब्राह्मणम्‌ || ६ ॥ 
ि-> 2: 72:20 
इति श्रीमहरोविन्दभगवत्पूज्यपाद्शिष्यस्य परमहंसपरिधाजकाचायेस्य 
श्रीमचछड्गुरभगवतः रूतोी बृहदारण्यक्रोपनिषद्धाष्ये 
द्वितीयोष्च्यायः ॥ २ ॥ 


--*-आऑलफलिप्टम- क्वा-- 


ललीय काधयाश 





फ््य्क्क ब्राह्मण 


अि-+--7-_ईऔ---+ 


यानज्नवल्क्रीय काण्ड 


'जनको ह वेदेहः” इत्यादि 
याज्ञवल्कीयं काण्डमारभ्यते ) 
उपपत्तिप्रधानत्वादतिक्रान्तेन म- 
धुकाण्डेन समानार्थत्वेषपि सति 
न पुनरुक्तता । मधुकाण्डं ह्यागम- 
ग्रधानम्‌ । आगमोपपत्ती ह्यात्में- 
कत्वप्रकाशनाय प्रवत्ते शकक्‍नुतः 
करतलगतविल्वमिव दशेयितुम्‌ । 


श्रोतव्यो मन्तव्यः इति 
द्ुक्तम्‌ । तसादागमाथेस्येव 


अब “जनको ह वेदेह ? इत्यादि 
याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया जाता 
है | गत मधुकाण्डसे समानाथैता 
होनेपर भी यह काण्ड युक्तिप्रधान 
होनेके कारण इसमें पुनरुक्तिका दोष 
नहीं है, क्योंकि मधुकाण्ड शाब्षप्रधान 
है | जब शास्त्र और युक्ति दोनों ही 
आत्मैकत्व प्रदर्शित करनेके डिये 
प्रद्नत्त हों तो वे उसका हथेलीपर रखे 
हुए बिल्वफठके समान साक्षात्कार 
करा सकते है। 

श्रवण करना चाहिये, मनन करना 
चाहिये! ऐसा पहले कहा गया है, 
अत: शाख्तर-तात्पर्को ही परीक्षापूर्वक 


परीक्षापूवंक॑ निधोरणाय याज्ञ- ' तिश्वय करनेके लिये यह युक्तिप्रधान 


चल्कीय॑ काण्डप्मुपपत्तिप्रधानमा- 


याज्ञवल्कीय काण्ड आरम्भ किया 


, जाता है | यहाँ जो आख्यायिका है, 


रभ्यते। आख्यायिका तु विज्ञान- , वह तो विज्ञानकी स्तुतिके लिये और 
स्तुत्ययां उपायविधिपरा वा। | उसके उपायका विधान 


प्रसिद्धो ह्यपायो विदृद्धिः शास््रेष 


लिये है | दान--यह इसका प्रसिद् 
उपाय है और शाखरोंमें भी विद्वानोंने 


च इृष्टः-दानम्‌ | दानेन ह्युप- | इसे ही देखा है, क्योंकि दानसे 


ब्राह्मण १ ] 


शाड्ूरमाष्याथ 


६०९, 


नमन्ते ग्राणिनः । ग्रभूत॑ं हिरण्यं 
गोसहखदानं॑ चेहोपलम्यते; 
तस्रादन्यपरेणापि शास्रेण विद्या- 
ग्राप्त्युपायदानग्रद्शनाथा. आ- 
ख्यायिका आरूधा | 

अपि च तहियसंयोगस्तैश 
सह वादकरणं विद्याप्राप्त्युपायों 
न्यायविद्यायां दृष्ट; तच्चासिन्न- 
ध्याये प्राबल्येन प्रदर्यते । 
प्रत्यक्षा च विद्वत्संयोगे प्रज्ञाइद्धि:। 
तसाद्‌ विद्याग्राप्त्युपायप्रदशनायैं- 
व्‌ आख्यायिका । 


प्राणी अपने ग्रति विनीत हो जाते 
हैं| यहाँ बहुत-से सुवर्ण और सहस्न 
गौओंका दान देखा जाता है; अतः 
यहाँ शासत्रका ग्रतिपाद्य विषय दूसरा 
होनेपर भी यह आख्यायिका विद्या- 
प्राप्तिद उपायभूत दानको प्रदर्शित 
करनेके लिये आरम्भ की गयी है | 

इसके सिवा किसी विद्यामे 
निष्णात पुरुषोंका सयोग और उनके 
साथ वाद करना भी न्यायविदामे 
विद्याग्राप्तिका उपाय देखा गया है; 
और वह वाद इस अध्यायमें बडी 
प्रौदिकि साथ दिखाया जाता है। 
विद्वनोके संयोगसे ग्रज्ञाकी बृद्धि 
होती है--यह तो प्रत्यक्ष ही है। 
अत: यह आख्यायिका विद्याग्राप्तिका 
उपाय ग्रदर्शित करनेके लिये ही है । 


राजा जनकका सर्वश्रेष्ठ बह्नवेत्ताको सहस्न गौएँ दान करनेकी घोषणा करना 

३» जनको ह वेंदेहो बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे तत्र ह 
कुरुपञ्चालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बमूवुस्तस्य ह जनकस्य 
वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव कः खिदेषां बराह्मणानामनूचान- 
तम इति स ह गवा* सहसत्रमवरुरोध दश दश पादा 
एकेकस्याः श्वृड़योराबद्ा बमूब॒ु: ॥ १ ॥ 


विदेहदेशमें रहनेवाले राजा जनकने एक बडी दक्षिणावाले यज्ञद्वारा 
यजन किया । उसमे कुरु और पाश्चाल देशोके ब्राह्मण एकत्रित हुए। उस 
बू० उ० 9७-७८ 


६१० चुहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 

०८००७... "५२७ ब५2 6२20 ९६२० ०९, ६६2. ८६०... "52. ८2... ८८2... ० 
राजा जनकको यह जाननेकी इच्छा हुई कि इन ब्राह्मणों अनुबचन 
( प्रवचन ) करनेमें सबसे बढकर कौन है ? इसलिये उसने एक सहसत्त 
गौएँ गोशालामें रोक छीं | उनमेंसे प्रत्येकके सींगोंमें दश-दशम पाद सुबर्ण 


बंचे हुए थे ॥ १॥ 
जनको नाम ह किल सम्रा- 


ड्राजा बभूव विदेहानाम्‌; तत्र मवो 
बेंदेहः । स च बहुदक्षिणेन 
यज्ञेन, शाखान्तरप्रसिद्धो वा 
बहुदक्षिणो नाम यज्ञः, अश्वमेधों 
वा दक्षिणावाहुल्याद्वहुदक्षिण 
इहोच्यते, तेनेजेडयजत्‌ । 

तत्र तसिन्यज्ञे निमन्त्रिता 
दर्शनकामा वा कुरूणां देशानां 
पश्चालानां च ब्राह्मणाः, तेषु हि 
बिदुषां बाहुल्‍य॑ प्रसिद्धमू, अभि- 
समेता अभिसद्ञता वमभूवुः। 
तत्र महान्तं विद्वत्समुदाय॑ दुष्ट 
तस्य ह किल जनकस्य वेदेहस्स 
यजमानस, को नु खत्वन्र त्रक्मिष्ठ 
इति विशेषेण ज्ञातुमिच्छा विजि- 
ज्ञासा बभूव | कथम्‌ ? कः खित्‌ 
को लु खस्वेषां ब्राह्मणानाम््‌ 
अनूचानतमः ? सब इमे5नूचानाः, 


कः खिदेषामतिशयेनानचान इति | | कौन है ? यह उसने जानना चाह 


-...08080200.0....0.0ह.........प.............................._नतततत_ _-_ननँेन्‍ेेेंेखे नम अउइ ीनिनइिज-_ कल ड: हद इी घ _-_-िज-+_कह न ततत+त« 


जनक नामका सम्राट विदेह 
देशका राजा था; विदेह देशमें 
उत्पन होने और रहनेके कारण 
उसे वेंदेह कहते हैं। उसने एक 
बहुत दक्षिणावाले यज्ञसे, अथवा 
शाखान्तरमें प्रसिद्ध बहुदक्षिणनामक 
यज्ञसे, या अधिक दक्षिणावाला 
होनेसे यहाँ अश्रमेघ ही बहुदक्षिण 
कहा गया है---उससे, यजन 
किया । 

वहाँ उस यज्ञमें निमन्त्रित होकर 
अथवा उसे देखनेकी इच्छासे कुछ और 
पाग्चाल देशोके ब्राह्मण एकत्रित हुए, 
क्योंकि इन्हीं देशोंमे विद्वानोंकी वहुल्ता 
प्रसिद्ध है | वहाँ महान्‌ विद्वृत्समुदाय 
देखकर उस विदेहराज यजमान जनक- 
की विशेषरूपसे यह जाननेकी इच्छा 
हुई कि इनमे कौन ब्रह्षिष्ठ है । कैसी 
इच्छा हुई 7--यह कि इन ब्राह्मण॑म 
अनुवचन करनेमें सबसे अधिक समर्थ 
कौन है ? अनुवचन करनेवाले तो 
ये समी हैं, किन्तु इनमें अतिशय 
अनूचान ( प्रवचन करनेवाल ) 
ह्ा। 


धो नस । 
री (2 


हरि 


्् 


9 “फफेट+ 
$ 


न 


पा पु पक जि 


, पर एए बा 5४४ 





ऐ 4१श७ (४ 
29022 
2 ्ह 


ब्राह्मण १ ) शाडूरमभाष्या्थ ६११ 
जप, न कर व्य: पाई लक व्याई ०० प्र यह 3:23 व्य ज-टे फ- न्य >> पक आई<ज-> फ व्योक:>- पक बाद 2८2 पक चईनी पक, 


स ह अनूचानतमविषयोत्यज्न- | इस प्रकार अनूचानतमविषयक 


२ संस्तहिज्ञानोपायार्थ गयां जिज्ञासा उत्पन्न होनेपर उसे जाननेका 
जिज्ञासः संस्तठिज्ञानोपायार्थ गवां पे 
हे की उपाय करनेके लिये उसने नयी अवस्था- 


सहस्न॑ प्रथमवयसामवरुरोध, गो- | हक हज गोए पक लॉ अत! 
छेज्वरोध॑ कारयामास | किंविशि- | गोशालामें रोकवा दीं। वे किस विशेषण- 
शास्ता गघोज्वरुद्धाः १ इत्युव्यते- | वाडी गौएँ के गयी थीं, सो 

जि बताया जाता ६--पढका चतुर्थ 
पसचुतुर्थभागः पादः सुवर्णस, हा 2 सा 
द्श कप पादा एकेक्सा गोः दश-दश पाद एक-एक गौके सींगोमे 
श्रृज्ञयाराबद्धा बभूवुः । पश्च पश्च | बॉघे हुए थे, अर्थात्‌ एक-एक सींगमें 
पादा एकेकसिल श्ज्ञे ॥ १॥ | पॉच-पॉच पाद थे॥ १॥ 


-००5 52. .... 
याज्ञवल्क्यका गोएँ ले जानेके लिये अपने 'शिष्यको आज्ञा देना, 


ब्राह्मणोंका कोप, अश्वलका प्रश्न 

तान्‌ होवाच ब्राह्मणा भगवन्तो यो वो बह्तिष्ठ: स 
एता गा उदजतामिति | ते ह ब्राह्मणा न दधूषुरथ ह 
याज्ञवल्क्यः खमेव ब्रह्मचारिणमुवाचेताः सोम्योद्ज साम- 
श्रवारे इति ता होदाचकार ते ह ब्राह्मणाश्रुक्रुधुः कर्थ नो 
ब्ह्मिष्ठी ब्रवीतेत्मवथ ह जनकस्य वेदेहस्य होताश्वलो बभूव 
स हेन॑ पप्रच्छ त्व॑ नु खलु नो याज्ञवल्क्य ब्रह्मिष्टोप्सी २ 
इति स होवाच नमो बयं ब्रह्मिष्ठाय कुम्मों गोकामा एव 
वय< सम इति त* ह तत एव प्रष्ठुं दे होताश्वलः ॥२॥ 


उसने उनसे कहा --५पूज्य ब्राह्मणणण ! आपमे जो ब्ह्मिष्ठ हो वह 
इन गौओको ले जाय 7 किन्तु उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ | तब 





६१२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
बलि फ नई जे बन, बहन? माई एन, जा (2 %- नया न्याई 2८2 %--याई (2८. ४, ब्याई 3:24 व्यक ०2% 2; 
याज्ञवल्क्यने अपने ही ब्रह्मचारीसे कहा, “हे सोम्य सामश्रवा | तू इन्हें ले 
जा |? तत्र वह उन्हे ले चला | इससे वे ब्राह्मण “यह हम सबमें अपनेको 
ब्रह्मिह्ठ कैसे कहता है? इस प्रकार कहते हुए क्रुद्ध हो गये । विदेहराज 
जनकका द्वोता अख़छ था, उसने इससे पूछा, 'याज्ञवल्क्य ! हम स्वर 
क्या तुम ही ब्रह्मिष्ठ हो ” उसने कहा, त्रक्बिष्ोकों तो हम नमस्कार 
करते हैं, हम तो गोओंकी ही इच्छावाले हैं |! इसीसे होता अश्वलने उससे 
प्रश्न करनेका निश्चय किया ॥२॥ 

गा एयमवरुघ्य ब्राह्मणां-। इस प्रकार गौओंको रोककर 
स्तान्‌ होवाच हे ब्राह्मणा मगवन्त | उसने उन ब्राहमणेसे हि पूष्य 
इत्यामन्त्य । थो वो युष्माकं, त्राह्मणों ! इस प्रकार सम्बोधित करके 
त्रह्मिष्ठ;, सर्वे यूय॑ अक्माणोति- ' कहा, "आप जो ब्रह्मिष्ठ हो-त्ह्म 
शयेन युष्माक॑ ब्रह्मा यः स एता | ६ *वेत्ता ) तो आप सभी हैं, 
गा उदजतापुत्कालयतु खगृहं किन्तु जो आपमें अतिशयरूपसे 


ले ब्रह्म हो--वह॒ इन गौओंको अपने 
पक घरके प्रति हॉक ले जाय |? 
उन ब्राह्मणोंका साहस न हुआ। 
इस प्रकार कहे जानेपर उन ब्राह्मणों- 
का अपनी ब्रह्मिष्ठताके विषयरमें प्रतिज्ञा 
करनेका साहस न हुआ--वे ऐसा 
प्रकट करनेकी धृष्टता न कर सके। 
ब्राह्मणोंके साहसद्वीन हो जानेपर 
याज्ञवल्क्यने अपने ही त्रह्मचारी 
अनुगत शिष्यसे कढ्दा, 'हे सोम्य ! हैं 
सामश्रवा ! इन गौओंको हमारे धर 
ले जा, सामविधिको श्वण करनेके 
कारण उसे सामश्रवा कहा है, इससे 
खत ही याज्वल्‍क्य चारों वेदींका 


ते ह ब्राह्मणा मन दृषृषुः | 
ह किलेबमुक्ता ब्राह्मणा त्रक्मि्ठ- 
तामात्मनः प्रतिज्ञातुं न दधृषु्न 
ग्रगल्माः संबृत्ताः । अग्रगर्म- 
भूतेषु त्राह्मणेष्वथ ह याज्ञवल्क्यः 


समात्मी यमेव ब्रह्मचारिणमन्तेवा- * 


सिनम॒वाच--एता गा हे सो- 
म्योदजोद्रमयास दुण हान्‌ ग्रति, हे 
सामश्रवः--सामविधि हि श्णो- 
त्यतो<्थाचतुर्वेदी याज्ञवल्क्यः । 








ब्राह्मण १ ] शाडरभाष्यार्थ ६१३ 
न) न 2], च०ग- 3 बबाई:2;ऋ नाई 32% व्का 2८290 कई, का ८2% व्याद 2५७. बा 3-८ "चर ८29७, ब्रज ७ 
ता गा होदाचकारोत्कालितवाना- | ज्ञाता सिद्ध होता है |# तब वह 
उन गौओंको आचार्य याज्ञवल्क्यके 
धरकी ओर ले चला | 


याज्ञवस्क्येन ब्क्मिह्ठपणखी- | याशवल्क्यने अश्िष्ठसम्बन्धी पण 

करणेन आत्मनो त्रक्मिष्ठता प्रति- | कार के हि ब्रह्मिष्ठताकी 
प्रतिज्ञ की है----इससे वे ब्राह्मण 

ज्ञाता, इति ते ह चुक्॒धुः छुडबन्तो | इससे वे आह्मण छुद्ध 


हो गये। श्रुति उनके क्रोघका 
त्राह्मणाः | तेषां क्रोधामिप्राय- | &क्षेद्राय बतलाती है---हममेंऐे एक- 


साचष्टे--क्थ नोडसाक॑ एकेक- | एक प्रधान आ्राह्मणके सामने वह 'मै 
प्रधानानां ब्रक्षिप्ठोउ्सीति ब्रुवी- | अह्निष्ठ हूँ? ऐसा कैसे कहता है-- 
तेति | इससे वे क्रुद्ध हो गये | 

अथ हैव॑ कुद्धेषु ब्राह्मणेषु। तब इस ग्रकार कुद्ध हुए ब्राह्मणो- 


जनकस्य यजमानस्य होता ऋत्व- | में यजमान जनकका होता जो 
अश्वढ था, वह इस याजवल्क्यसे 


गश्वलो नाम बभूव आसीत्‌ | स | बोछा--. राजाश्रयके कारण अभिमानी 
एन॑ याज्ञवक्यम्‌, बक्षिष्ठाभिमानी | और धृष्ट होनेसे उसने याज्ञवल्क्यसे 


राजाश्रयत्वाच्च ध्ृष्ट:, याज्वर्वर्य ' पूछा । किस प्रकार पूछा-- 


हर ! ध्याज्षवल्क्य | कया निश्चय हम सबमे 
पप्नच्छ पृष्चवान्‌ | कथम्‌ १ त्वं नु दी आह: हों25 यहा: अति! 


खल नो याज्ञवब्क्य बल्निष्टोडसी ३ ' पदमें प्हुत ईकारका प्रयोग भर्त्सना 
इति । प्लुतिम॑त्सनार्था । ' ( घिक्कारने ) के लिये है । 

स॑ होवाच याज्ञवरक्यः-- . उस याज्वल्कयने कहा-- 
नमस्कूर्मों वय॑ त्रह्मिप्ठाय, इदानीं | 'अन्लिष्ठको हम नमस्कार करते हैं, 
गोकामाः स्लो वयमिति | त॑ | इस समय तो हम गौओकी इच्छा- 


चार्यगृह प्रति। 








# याशवलक्य यजुरवेदी है, उससे ब्रह्मचारी सामवेदका अ्वण (अध्ययन) करता 
है। साम ऋग्वेद अध्यारूढ होकर ही गान किया जाता है;तथा अथर्ववेद इन तीन वेदों- 
के ही अन्तरभूत है, इसलिये इस कथनसे याशवल्क्य चारों वेदोंका श्ञाता सिद्ध होता ह्ै। 


६१४ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
ब्यॉस-2 ७ नस कफ, न 29, नाई ०-2: नया 22% "या: बाई <:2.७७, नया: नाई ->:2%, नर न क 
न्रक्षिप्ठप्रतिज्॑ सन्‍्त॑ तत एव । वाले हैं |? इस प्रकार तद्निष्ठकी ग्रतिज्ञा- 
वाला होनेपर और इसी कारण ब्रह्निप्ठ- 
पण खीकार करनेसे होता अग्रढने 
मनमें उससे प्रश्न करनेका निश्चय कर 
धृतवान्‌ मनो होता अश्वलः ॥२॥ | लिया ॥ २ | 
>अ 422५ ०- 
मृत्युयस्त कर्मसाघनोंकी आसक्तिसे पार पानेका उपाय 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद< सर्व म्त्युनाप्त< सर्व 
मत्युनाभिपन्न केन यजमानो म्त्योरात्तिमतिझुच्यत इति 
रे त्विज जे बन 
होत्रत्विजाभिना वाचा वाग्बे यज्ञस्य होता तथेयं वाक्‍्सो- 


प्यमप्निः स होता स मुक्तिः सातिमुक्तिः ॥ २॥ 


हे याज्वल्क्य [? ऐसा अश्वलने कहा, 'यह सव जो मत्युसे व्याप्त है, 
मृत्युद्वारा खाबीन किया हुआ है, उस मृत्युकी व्याप्तिका यजमान किस साधन- 
से अतिक्रमण करता है. ” [इसपर याज्ञवल्क्यने कहा--] 'वह यजमान होता 
ऋत्विक्रूप अग्निसे और वाकद्वारा उसका अतिक्रमण कर सकता है। वाक्‌ 
ही यज्ञका होता है, यह जो वाक्‌ है, वही यह अप्नि है, वह होता है, वह 
मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है? ॥३॥ 
याज्ञवल्क्येति होवाच | तत्र | "हे याइवल्क्य ! ऐसा अश्वलने 
मधुकाण्डे पाडक्तेन कर्मणा | कहा । तहाँ गत मधुकाण्डमें जो उद्लीथ 
व मल पेन ह प्रकरण है,उसमें दर्शनसहित पाड्डुक्म- 
दर्शनसम्नुच्चतिन_ यजमानस्थ से यजमानके मृत्युसे पार होनेका सक्षप- 
मृत्योरत्ययों व्याख्यात उद्भीथ- | से वर्णन किया गया है | यह प्रकरण 
प्रकरणे सडक्षेपतः | तस्यैव परी- | उसीकी परीक्षाका विपय [अर्थात्‌ उसी- 
की हि रन « ,.. | का विचार करनेके लिये ] है, अत 
क्षाविषया5यामात तहतदशेनावे- | उसमें आये हुए दर्शनविशेषके लिये ही 


शेपार्थोॉब्य॑ विस्तर आएरभ्यते | | यह विस्तार आरम्भ किया जाता है। 





ब्रक्मिप्ठपणखीकरणात्‌ _प्रष्डुं दे 





बच्रात्मण * ] 


शाप्रभाष्याये 


द्श्५ 


ब्याब पक का 3 पक न्याब-- 20७ यह "फेक जया" पे जया >> अक या --+9त> फेक, व्याई अकबर: .8७. जा (>>. चर 2 0० बाई न पक 


यद्दं साधनजातम्‌ अस्य कमंण | इस कमका जो यह ऋतिक और अग्नि 


नगत्वगग्न्याद मसृत्युनां कमलक्षु- 


णेन स्वाभाषिकासड्सहितेन आएं | «बाप 


व्याप्तम्‌, न केबल व्याप्मभिपन्नं 
च्‌ मृत्युना चशीकृतं च। केन 


दशानलशक्षणन साधन्नन यज़माना : 
! प्राप्तिको 


| त्रिपयताका अतिक्रमण कर मुक्त 


मृत्योराप्तिमति मृत्युगोचरत्वम्‌ 





आदि साधनसमूह है, वह खाभाविक 
आसफ़िसहित कर्मरूप मृत्युसे 
| केबल व्याप्त ही नहीं है, 
अपि तु अभिषन्न अर्थात्‌ मृल्युद्वारा 
व्रद्में किया हुआ है।सो किस 
दशनरूप साधनसे यजमान मृत्युकी 
पार कर अथातू मृत्युकी 


आतक्रम्प मुच्यत स्वृतन्त्रा सत्या- | यानी खतनन्‍त्र ही जाता हे अथात्‌ 


ग्वशों भवतीत्यथेः । 
ननुद्गीथ ण्वामिहितं येनाति 


(«७ «- ८&< 


मुच्यत मुख्यग्राणात्मद्शननात । 
बादमुक्तम्‌,या5नुक्ता वशपस्तत्र, 


तदर्थोष्यमारम्भ इत्यदोपः । 


होत्रत्विजामिना वाचेत्याह 
यातवल्क्यः | एतस्थाथ व्याचष्टे। 
कः पुनहोंता येन मृत्युमति- 
क्रामति ! इत्युच्यते-वाग्य यज्ञस्य 


यजमानस्य “यज्ञों वें यजमान:? 


मृत्युक्षे वशीभूत नद्मीं रहता । 


आक्षेप-किन्तु जिस मुख्य प्राणात्म- 
दर्शनसे वह मुक्त होता है, उत्तका वर्णन 
तो उद्गीथप्रकरणमें ही कर दिया है। 
समाधान-ठीक है, वहो वर्णन तो 
किया है, किन्तु बहों जिस विशेषका 
उल्लेख नहीं किया,उसके लिये यह ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है, इसलिये इसमे 
कोई दोप नहीं है। 
याज्ञनन्क्यने कहा, 'होता ऋत्विक्‌- 
रूप अग्निसे और वाक्से उसका अति- 
क्रमण किया जा सकता है ।” श्रुति इस 
वाक्यका अर्थ करती है। भला, जिसके 
द्वारा यजमान मृत्युको पार करता है 
वह 'होताःकौन है * यह वताया 
जाता है---वाक्‌ ही यज्ञका अर्थात्‌ 
“यज्ञ ही यजमान है” इस श्रुतिके 
अनुसार यजमानका होता है | 


ध्श्‌द्‌ बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
६. ०९२२५... «६५७. ९2७ 4९२७ «६६२५. ०६२... «६२२. ०६ ८८2. ६ ८ 


इति श्रुतेः। यज्ञय यजमानस्य या | [ तात्पर्य यह है कि ] जो वाणी है, 


| #ा ज वह री भे री यजमानका 
वाक्‌ बे होताधियज्ञे | कथम्‌ ! | अधियज्ञमे यज्ञ यानी यजमानका 
होता है। किस प्रकार * इस 


तत्तत्र येय॑ वाग्‌ यज्ञग्य यजमानस्य | प्रकार कि यहों जो यह यज्ञ यावी 
सो5य॑ गसिद्धोउभिरधिदेवतम्‌ । | यजमानकी वाणी है, वही प्रसिद्ध 


तदेतत्‌ ज्यन्नप्रकरणे व्याख्यातम्‌। अधिदेव अप्नि है | उस इस अभ्नीकी 
>यन्न प्रकरणमें व्याख्या की गयी है । 


चामिहोता ध#श्ग्रितं उोता!! 
स चाप़िहोंता “अगर होता” | न्‍था ८अम्नि ही होता है” इसश्रुतिके 
इति श्रुतेः । अनुसार वह अग्नि ही होता है। 
यदेतद्‌ यज्ञस्य साधनहयम्‌ -- । इस प्रकार यज्ञके जो ये दो 


पर अध्यात्म॑ साधन अधियज्ञ हो और 
होता चर्त्िग अधियज्ञम्‌ ,अध्यात्मं | यज्ञ होता ऋतिक और 
अध्यात्म वाक्‌ हैं, ये दोनो साथन 


च वाक्‌ ,एतदुभय साधनह्य परि- । परिच्छिन्न और मृत्युसे व्याप्त हैं तथा 
च्छिन्न म॒त्युना आप्तं स्वाभाविका-| खाभाविक अज्ञान और आसक्ति- 
ज्ञानासड्रप्रयुक्तेन कर्णा सृत्युना | मयुक्त कर्मरूप मृत्युसे ग्रतिक्षण 


प्रतिक्षणमन्पथात्वमापद्यमानं॑. | सैधालवको आराप्त हो रहे हैं 
| और उसके द्वारा वशमें किये गये 


अनेनाधिदेवत | 
वशीकृतम्‌ न |... [हैं।वे इस अधिदेवतरूप अभ्निके 
रूपेणामिना दृश्यमानं यजमानस्य | द्वारा देखे जानेपर यजमानके यश्ञके 
यज्ञस्थ मृत्योरतिम्नक्तये भव॒ति | | झृत्युके अतिक्रमणके लिये होते हैं | 


तदेतदाह-स मुक्तिः स होता | ससीसे यह कहा है---वह मुक्ति हे 
वह होतारूप अभ्नि मुक्ति है अर्थात्‌ 


04 अगिस्वरूपदशेनमे ४०." 
अभ्निम्ृक्तिः, बुक विलय लता ही जग 
मुक्तिः | मुक्ति है। 
यदेव साधनद्यममिरूपेण | जिस समय भी यजमान इत 
दोनों साधनोंको अग्निरूपसे देखता 


पश्यति, तदानीमेव हि स्वाभाषि- | है, उसी समय वह खाभाविक 


ब्राह्मण १ ] शाइरमाष्याशे ६१७ 
च्याक २०० "कक 23% व्या् >प?ट का न्याई (20 "कम क "बा “कन्या >- पक आई 2०2 पक व्याई २2:32, नया: ० न्याय: पक 
कादासड्जान्मृत्योविषुच्यते आ- | आसक्तिऱुप.. मृत्युसे. अर्थात्‌ 
ध्यात्मिकात्‌ परिच्छिन्ररूपादाधि- | अध्यात्तिक और आधविभौतिक 
भौतिका | तसात्‌ स होता अग्नि- | डे झससे मुक्त दो जाता है । 
हो: सक्ित सिसििने अत, अग्निरूपसे देखा गया वह होता 

श््ि मुक्ति यानी यजमानकी मुक्तिका 
यजपानस्य | सा अतिमुक्तिः-- | साधन है. | वह अतिसुक्ति है-- 
येव च मुक्तिः सातिमुक्तिः, अति- | जो ही मुक्ति है, वही अतिमुक्ति 
मुक्तिसाधनमित्यर्थ: | साधन- | अर्थात्‌ अतिमुक्तिका साधन है । इन 
उयस्य परिच्छिन्नसस या अधिदेव- | दोनों परिच्छित साधनोकी जो 
तारूपेणापरिच्छिन्लेनामिरूपेण. | “वदेवहूप अपरिच्छिन अभ्निड्पले 
दृष्टि, सा मुक्तिः । यासों मुक्ति- हक व मुकि ] म गो 
हम व अक | अधिदेवता-इृष्टिरूप मुक्ति है, वही 
203 सब, हक । अर्थात्‌ अध्यात्म और अधिभूत 
भूतपारच्टदावपयासज्ञास्पद र॒त्यु- परिच्छेदविषयक आसक्तिके स्थानभूत 
मतिक्रम्प अधिदेवतात्वश्याप्रिधा- हत्युको पार करके जो फलमूता 
बस्थ प्राप्तियां फलभूता, सा अति अमन यानी अभ्निभावकी प्राप्ति 
2 820 + .. - है, वही अतिमुक्ति कही जाती है। उस 
कक कक अतडके- तिमुक्तिका साधन मुक्ति ही है, 
मक्तिरेव साधनमिति कृत्या सा इसढिये वह अतिमुक्ति है--ऐसा 
अतिमुक्तिरित्याह । कहा गया है । 


यजमानस द्यतिमुक्तिवागादी- वागादिका अम्नवादिभाव यजमान- 
' की अतिमुक्ति है--इसकी व्याख्या 


नामग्न्यादिमाव इत्युद्वीथप्रकरणे उपर शा की जा: लकी है 
व्याख्यातम्‌ । तत्र सामान्येन वहाँ मुख्य ग्राणदर्शनमात्रकों ही - 
मुख्यग्राणदशनमात्र मुक्ति- | सामान्यरूपसे. मुक्तिका साधन 
साधनमुक्तम, न तद्विशेषः | | बतछाया है, उसका विशेष वर्णन 


६१८ बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
जया 2 व्याई ०2 नई 2:2७: च्याई २, या 2:2७: प्याई 2० हॉट: नई ०-2: "आई: "2 बयान, बा 22७, 
वागादीनाम्‌ अग्न्यादिद्शनमिह | नहीं किया। यहाँ वागादियें अग्रयादि- 
विशेषों वर्ष्यते। मृत्युप्राप्त्यति- दृष्टि करना यह विशेष बतलाया 
क्तिस्तु सैव फलभूता, योद्रीय गया है। किन्तु उसकी फलमूता 
के 0000५ रे | जो मृत्युग्राप्तिसि अतिमुक्ति है, वह तो 
ब्राह्मणन. व्याख्याता-- झत्य- | बही है, जिसकी उद्गीयत्राह्मणद्वार 
मतिक्रान्तो दीप्यते! ( १। ३ । | भ्ृत्युको पार करके दी्त होता है! 
१२ ) इत्याद्या ॥ ३॥ | इस प्रकारसे व्याख्या की गयी है।३। 
“कर्ज ध0१०- 
अहोरात्रादिख्ष कालसे अतिमुक्तिका साधन 


याज्ञव॒ल्क्येति होवाच यद्दि सबमहोरात्राभ्यामा< 
सबमहोरात्राभ्यामभिपन्न॑ केन यजमानोः5होरात्रयोरात्तिमति- 
सुच्यत इत्यध्वयुणत्बिजा चश्षुषादित्येन चक्षुवें यज्ञस्या- 
ध्वयुस्तयदिदं चक्षुः सोपसावादित्यः सोष््वयुः स मुक्ति 
सातिमुक्तिः ॥ ४ ॥ 


'हे याज्वल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, “यह जो कुछ है, सत्र दिन 
ओर रात्रिसे व्याप्त है, सव दिन और रात्रिके अबीन है| तब किस साधन- 
के द्वारा यजमान दिन और रात्रिकी व्याप्तिका अतिक्रमण कर सकता है ” 
[ इसपर याज्ञवल्क््य वोला-] “अध्वर्यु-छत्विक्‌ और चक्लुरूप आदिलके 
द्वारा | अच्वर्यु यज्ञका चक्षु ही है। अत. यह जो चक्षु है, वह यह आदित्य है 
और वह अघ्वर्यु है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है ॥४॥ 


“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा अश्वलने 


के कर्म | सा । खाभाविक अज्ञानजनित 
भाषिकादज्ञानासब्ेश्रयुक्तात्‌ कमे- |. यक्तिसे होंनेवाले कर्महूप शलयुसे 


लक्षणान्म्वत्योरतिमृक्तिव्याख्याता । अतिमुक्तिकी व्याख्या कर दी गयी 


याज्ञवस्क्येति होवाच | खा- 





ब्राह्मण रै ] शाउ्रभाष्यार्थ ६१९, 
कर्थ प-फेकक बक न्य पक न्यास: न्याई ८-34 न्याई 232७० चाई >-.क्‍0: या -->प चयई->-४- व्याई>-2 ७ व्याई>:2)% न्याई २८] 
तस्य कर्मणः सासड्भस्स मृत्यो- | जो उस आसत्तियुक्त कर्मरूप मृत्युके 
-.. | आश्रयभूत दर्श और पूर्णमासादि कर्मके 

नस पर्णमासादि- | अत दर 
हे जो दर्शवूणभासादि साधनोके विपरिणामका हेतुभूत काल 
कृमृेसाधनाना या विपरिणामहेतुः | है, उस काल्से पृथक्‌ जो अतिमुक्ति 
कं ! है [ अर्थात्‌ जो उस कालसे मुक्त 

गलः, तस्रात्‌ कालात्‌ पृथगति- हे 
7 पल के ह | होनेका साधन है ] उसका वर्णन 
मुक्तिवक्तव्येतीदमारस्यते, क्रया- | करना है, इसलिये यह आरम्भ 
नुष्टानव्यतिरेकेणापि प्रागूर्ध च | कि जाता है, क्योंकि क्रियाके 
है - » ... &।& अनुप्ठानके बिना भी क्रियाके पूव 
क्रयाया: साधनावपारणामहतु- | और पश्चात्‌ उसके साधनोके 


त्वेन व्यापारदशनात्‌ कालस्स । | त्रिपरिणामके हेतुरूपसे काढका 


तिमक्तिवक्तब्ये- | पर देखा जाता है | अत, काछसे 
तस्ात्‌ धयकालादतिसवक्तिवेक्तव्ये- | (,.. अतिमुक्तिका वर्णन करना 


त्यत आह- आवश्यक है, इसलिये श्रुति कहती है- 

यदिदं सबंमहोरात्राम्यामाप्तम, यह जो कुछ है सब दिन और 
| ऱत्रिसे व्याप्त है, वह काल दो 
| ग्रकारका है--दिन-रातरूप और 
लक्षणः, तिथ्यादिलक्षणश्र । तत्रा- तिथ्यादिरूप । उनमेंसे . पहले 
अहोरात्रादिरूप कालछसे अतिमुक्ति 
बतलायी जाती है--दिन-रातसे ही 
माह-अहोरात्राभ्यां हि. सर्वे | सव उत्पन्न होता, बढता और 
नाशको प्राप्त होता है | इसी प्रकार 
े यज्ञके साधन भी उन्हींसे उत्पन्न होते, 
यज्ञसाधन च | | बढ़ते और नष्ट होते है । 

यज्ञस यूजमानस्थ चदक्षुरध्व- 


स च कालो दिरूपः-अहोरात्रादि- 


होरात्रादिलक्षणात्तावद्तिमुक्ति- 


बह (कप 
जायते वधते विनश्यति च, तथा 


यज्ञ यानी यजमानके नेत्र और 
घ्वयु--शेष अक्षरोंकोी पूर्ववत्‌ 
लगाना चाहिये | अर्थात्‌ यजमानके 
नेत्र और अक्षयु ये दोनों साधन 





सुश्च । शिष्टान्यक्षराणि पूर्व॑चन्ने- 





यानि | यजमानस्थ चक्षुरध्वर्युश् 


६२० बृहद्ारण्यकोप निषद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्या 2 .. बाई, ना नेट: नया नया ०239 न्य>:2क ब्याद ०८2 न्या्ट: ०-3७. "या ००22७ नया) व्यय) 
साधनद्यमध्यात्माधिमूतपरिच्छेद | अपने अध्यात्म और अधिगूत 
हित्वा अधिदेवतात्मना दृष्ट यत्‌ स | परिच्छेदको त्यागकर जब अधिदेवर्प 
मुक्तिः सोडध्चर्युरादित्यमावेन से देखे जाते हैं तो वही इनकी मुक्त 
का है | आदित्यभावसे देखा हुआ वह 
अध्वयु मुक्ति ही है | पृर्ववत्‌ वह मुक्ति 
सक्तिरिति पूव॑ंबत्‌ | आदित्यात्म- ' | अतिमुक्ति है, क्योंकि आदित् 
भावम्ापन्नससय हि. नाहोरात्रे भावकों प्राप्त हुए पुरुषके लिये 
सम्भव॒तः ॥ ४ | | दिन-रात होने सम्भव नहीं हैं। ४ ॥ 
०5.02 
विथ्यादिरूप कालसे आतिम्क्तिका साधन 
इदानीं तिथ्यादिलक्षणादति-' अब तिथ्यादिरूप कालसे अति- 
मुक्तिरुच्यते- | मुक्ति बतलायी जाती है जल 
याज्ञवल्क्येति होवाच यदिद< सर्व पूर्बपक्षापरपक्षा- 
भ्यामाप्त< सर्व पूवपक्षापरपक्षाभ्यामभिपन्न॑ केन यजमानः 
पूर्वेपक्षापरपक्षयोरात्तिमतिमुच्यत इत्युद्वात्रत्विजा वायुना 
प्राणेन प्राणो वे यज्ञस्योद्गाता तद्योप्य॑ प्राणः स वायुः स 
उद्गाता स मुक्ति; सातिमुक्तिः ॥ ५ ॥ 
हे याज्वल्क्य !? ऐसा अश्वढने कहा, यह जो कुछ है, सब पू्पक्ष 
और अपरंपक्षसे व्याप्त है, सव पूर्वपक्ष और अपरपक्षद्वारा वशमें किया हुआ 
है। किस उपायसे यजमान पूर्वपक्ष और अपरपक्षकी व्याप्तिसे पार होकर 
मुक्त होता है » [ इसपर याज्ञवल्क्यने कहां--] “उद्गता-ऋलिकसे 
और वायुरूप ग्राणसे, क्‍योंकि उद्बाता यज्ञका प्राण ही है। 
तथा यह जो प्राण है, वही वायु है, वही उद्गाता है, वही मुक्ति है और 
वही अतिमुक्ति है? || ५ ॥ 


ब्राह्मयग २ ] शाद्रमाष्याथे ६२१ 
जय "कब नया अ०- व्याक<“>2 2७ नाक“: न्यक >- २32७ “कई: 3७ च्या् > ० प्याइ 5-2 ५७ व्याद> 2 व्यक सटपक व्याई-:2 
यदिदं सवेम--अहोरात्रयोर- |. यदिद्‌ सवेम--ये जो अविशिष्ट 

45) ... । विद्विक्षयशून्य) दिन-रात है, इन सब- 
विशिष्टयोरादित्यः कती, न प्रति- “वा ता आदित्य मिलते, बह हल 

: पदादि तिथियोंका कर्ता नहीं है; उन 

प्रतिपदादिके तो बृद्धि और क्षय देखे 

वृद्धिक्षयोपगभनेन प्रतिपत्मभृतीनां, जाते हैं, अतः उनका कर्ता तो 

| चन्द्रमा है। अतः आद्त्यभावकी 


चन्द्रमा * कंत अतरस्तदा पृत्त् । २३ 
न्द्र्माः करता । गप्त्त्या ' प्राहिसे जैसे अह्ोरात्रका अतिक्रमण 


पूर्वपक्षापरपक्षात्यमः, आदित्या- ' दोता है, उसी प्रकार चन्द्रभावकी 
| प्राप्तिसि पूर्वपक्ष और अपरपक्षका 
पत्त्या अहोरात्रात्ययवत्‌ | अतिक्रमण किया जा सकता है । 
तत्र यजमानस्थ ग्राणो वायुः, वहाँ ( काप्पश्रुतिमे) यजमानका 
उत्यद्वीथत्राह्मणे-  र" वायु है । वही उद्घाता है--यह 
स॒एच उद्ाता- इृत्युद्राथत्राह्षण- 

ह ... , बात उद्गीध-आह्मणमें जानी गयी थी 
ध्वगतम्‌ वाचाच हब स गप्रा्णन | और यह निश्चय किया गया था कि 
चोद्गायत्‌” इति च निधारि- | उसने वाकूसे और प्राणसे उद्बान किया। 
न शरीर इस ग्राणका जल शरीर है. और यह 
तम््‌ | अथतेस ग्राणयापः शरार चन्द्र ज्योतीरूप है| वायु, प्राण 
ज्योतीरूपमसों चन्द्रः/ इति च | , और चन्द्रमाकी एकता होनेके कारण 
।अरदिऑ उपर्युक्त 
पवायुचन्द्रमयामेकत्वाचन्द्रय यदि [ उद्गीयब्राह्मणोक्त और उपयुक्त 
ग्रा न्द्रमसामेकत्वाचन्द्रम- | 

के कक! कल श्रुतियोंका ] चन्द्रमा और वायुरूपसे 

सा वाउना चापसहार न कांश्वद्‌ | [ अछ्ग-अछग ] उपसहार किया गया 
विशेषः | एवं मन्यमाना श्रुति- | है ते उसमें कोई अन्तर नहीं है। 
बिना अवश्य पति ऐसा मानकेर ही श्रुति इस मन्त्रका 
वायुना आधदवतरूपंगापसंहरति | | अधिदेव वायुरूपसे उपसंहार करती है। 
आप च वायुनिमित्तोी हि। इसके सि्रा चन्द्रमाके इद्धि और 
वृद्धिक्षयों चन्द्रमसः। तेन तिथ्या- ' क्षय भी वायुके ही कारण हैं। अत, 


पदादीनां तिथीनाम्‌ ; तासां तु 








दर 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्वॉपिल2फऋ चई जेट नया % न्क>2ऋ, न्य2:%- व्याई सटे. प्यार 2०-२७ बाई ०८2 नया: ४, पाई ५-23, बाई 2.७ आन, 


दिलक्षणसय कालस्य कतुरपि | वायु तिथ्यादिरूप कालके कर्ता 


, कारयिता वायुः । अतो वायुरूपा- 
पन्नस्तिथ्यादिकालादतीतो भव- 
तीत्युपपन्नतर॑भवति । तेन 
श्रुत्यन्तरे चन्द्ररूपेण दृश्सिक्ति- 
रतिघुक्तिथ | इह तु काण्वानां 
साधनहयय्य  तत्कारणरूपेण 
वाय्वात्मना दृशिप्रैक्तिरतिमुक्ति- 
ब्चेति न श्रुत्योविरोधः ॥ ५॥। 


(चन्द्रमा) का भी करानेवाढा है | इस- 
लिये वायुरूपको प्राप्त हुआ पुरुष 
तिथ्यादिरूप कालसे पार हो जाता 
है-यह कथन और भी युक्तियुक्त 
है| अत अन्य श्रुति ( माध्यन्दिनीय 
शाखा ) में जो चन्द्ररूपसे दृष्टि है, 
वह मुक्ति और अतिमुक्ति है । परन्तु 
यहाँ काण्पशाखावालोके मतर्मे अहो- 
रात्र और तिथि आदि दोनों ही 
साधनोंके कारणभूत वायुभावसे जो 
दृष्टि है, वह मुक्ति और अतिमुक्ति 
हैं--इसलिये इन श्रतियोंमें विरोध 
नहीं है ॥ ५॥ 


|. 
परिच्छेदके विषयभूत मृत्युक़्ी पार करनेके आश्रयका वर्णन 


मृत्योः कालादतिमुक्तिव्या- 


ख्याता यजमानस्थ । सो5ति- 


यजमानकी मृत्युरूप काल्‍से 
अतिमुक्ति होनेकी व्याख्या की गयी। 
वह॒अतिमुक्त होता हुआ किप्त 


मुच्यमानः केनावष्टम्मेन परिच्छेद-। आश्रयसे परिच्छेदके विषयभूत सलु- 


विषय॑ मृत्युमतीत्य फल प्राप्नोति- | 


अतिम्नुच्यत इत्युच्यते-- 


को पार करके फल प्राप्त करता-- 
अतिमुक्त होता है-सो बतढाया 
जाता है-- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यदिदिमन्तरिक्षमनारम्बणमिव 


केनाक्रमेण यजमानः खर्ग छोकमाक्रमत इति ब्रह्मणत्विजा 
मनसा चन्द्रेण मनो वे यज्ञस्य वह्मा तथदिद॑ मनः 
सोपसौ चन्द्र; स ब्रह्मा स मुक्तिः सातिमुक्तिरित्यतिमोक्षा 
अथ सम्पदः ॥ ६॥ 


ब्राह्मण ९ ] शाइरभाष्याथ दर३ 
का 2%७ "2 च्याई 2८ पक व्यॉई:3: 230: जाई 2 न 2:2० नयाई 2 फ. व्याइ. ई ०:2५७ व्यास: पक बा 32% ना. 
हे याज्वल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, 'यह जो अन्तरिक्ष है, वह 
निरालम्ब-सा है | अतः यजमान किस आढुम्बनसे खर्गलोकमें चढता है |? 
[इसपर याज्ञवल्क्यने कहा--] तह्मा ऋत्विजके द्वारा और मनरूप चन्द्रमासे | 
ब्रह्म यज्ञका मन ही है | और यह जो मन है, वही यह चन्द्रमा है, वह 
ब्रह्मा है, वह मुक्ति है और वही अतिमुक्ति है |? इस प्रकार अतिमोक्षोंका 
वर्णन हुआ, अब सम्पदोका निरूपण किया जाता है ॥| ६ ॥ 


यदिद॑ प्रसिद्धमन्तरिक्षमाकाशः | यह जो प्रसिद्ध अन्तरिक्ष अर्थात्‌ 


आकाश है, वह अनारम्बण-- 

अनास्म्बणम्‌ अनालम्बनस्‌ 5 
जे है पक अनाठम्बन-सा है । (इबः शब्दसे 
शब्दादस्त्थेव. तन्नालम्बनम्‌ , | यह अभिप्राय है कि इसमे आलुम्बन 
तत्तु न ज्ञायत इत्यभिप्रायः | | तो हैः किन्तु वह जाना नहीं जाता। 


' यहाँ जो ज्ञात न होनेवाला आलम्बन 
पड तदजायसानसाठस्नस, है यही प्केनः इस सर्वनामद्वारा पूछा 


तत्‌ स्वनाम्ना केनेति पृच्छचते; | जाता है । नहीं तो [ यदि आलम्बन- 
अन्यथा फ़लप्राप्तेरसम्भवात्‌ | , का अभाव माना जायगा तो] फ- 


2 प्राप्ति ही सम्भत्र न होगी। यहाँ 
यनावश्रस्भनाक्रमण यजमानः 3 
कि | ड झ् . | ग्रश्चका विषय यह है कि जिस 
कमफल शग्रातपद्सानः आते । आश्रयके द्वारा यजमान कर्मफलको 
मुच्यते, कि तदिति म्रश्न- | ग्राप्त होता हुआ अतिमुक्त होता है, 
विषयः । केनाक्रमेण यजमानः | बह क्या है ? तापर्य यह है कि 


ञ+ ८ यजमान किस आश्रयसे स्वर्गलोकपर 
खगे लोकमाक्रमत इति, खगे आंखे होता के आग लक 


लोक॑ फर्ल प्राम्नोत्यतिमनच्यत फलको प्राप्त करता अर्थात्‌ अतिमुक्त 
इत्यथेः । हो जाता है। 

ब्रह्मणत्बिजा मनसा चन्द्रेणे-। अक्लारूप ऋतिक्से और मतरूप 

चन्द्रमासे-इन अक्षरोंकी योजना 

त्यक्षरन्यासः पूववत्‌ । तत्राध्यात्म॑ | पूर्वत्‌ करनी चाहिये। यहाँ 


६२४ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्य >ट- आस पक ये 2., व्याई जे - जाई 2:22, व्याई 2.७ नयक:> ४७ व्याइ 2८2 नयाई 22%, व्याई >८ 22%, नाई 2७, बा, 


यज्ञस्य यजमानस्थ यदिदं प्रसिद्ध 
मनः, सोञज्सो चन्द्रोषपिदेवमस | 
मनो5्ध्यात्म॑ चन्द्रमा अधिदेवत- 
मिति हि प्रसिद्यामू । स एवं | 
चन्द्रमा त्रह्मत्विक्‌ । तेनाधिभूत॑ 
ब्रह्मणः परिच्छिन्न॑ रूपमध्यात्मं 
च मनस एतदूद्यमपरिच्छिन्नेन | 
चन्द्रमसो रूपेण पश्यति। तेन 
चन्द्रमसा मनसावलम्बनेन कमे- 
फल खर्ग लोक ग्राप्तोत्यतिम्न॒च्यते | 





इत्यभिग्रायः । इतीत्युपसंहाराथ 


वचनम्‌ | इत्येवम्प्रकारा सत्यो- | 


रतिमोक्षाः | सर्वाणि हि दश्शन- 
प्रकाराणि यज्ञाह्॒विषयाण्यसिन्न- 
वसर उक्तानीति कृत्वोपसंहारः । 
इत्यतिमोक्षा:, एयम्प्रकारा अति- 
मोक्षा इत्यथः | 





अथ॒ सम्पद+--अथाघुना 


सम्पद उच्यन्ते | सम्पन्नाम केन- 


चित्सामान्येनाभिहोत्रादीनां कर्म- 


यज्ञ यानी यजमानका जो यह 
प्रसिद्ध अध्यात्म मन है, वही यह अधि 
देव चन्द्रमा है|मन अध्यात्म है और 
चन्द्रमा अधिदेवत है-यह प्रसिद्ध ही 
है। वही चन्द्रमा ब्रह्म ऋतिक है | 
इसीसे अधिमूत ब्रह्मके और अध्यात्म 
मनके जो परिच्छिन्नरूप हैं-इन दोनों- 
को चन्द्रमाके अपरिच्छिन्न रूपसे देखता 
है | उस चन्द्रमारूप मनको आश्रय 
मानकर उससे अपने कर्मफलमूत 
स्वगंलोकको प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ 
अतिमुक्त हो जाता है-ऐसा इसका 
अभिग्राय है| #“इत्यतिमोक्षा.” इस 
वाक्यमे “इति? पद उपसंहारके लिये 
कहा गया है । अर्थात्‌ इतने प्रकारके 
मृत्युसे अतिमोक्ष हैं | इस वीचमें 
यज्ञाज्नविषयक सभी दर्शन-प्रकारोंका 
वर्णन कर दिया गया है-इसलिये यह 
उपसंहार किया है | #इत्यतिमोक्षा 
अर्थात्‌ इतने प्रकारके अतिमोक्ष हैं । 

अथ सम्पद,”-अब सम्पदोंका 
वर्णन किया जाता है। 'सम्पदू! 
का तात्पर्य यह है कि किसी 
भी समानतासे अग्निहोत्रादि फल्युक्त 
कर्मोका उस फलके लिये सम्पादन 
( आरोप) किया जाय, अथया 
सम्पद्के फल (देवलोकादि ) का ही 


णां फलवतां तत्फलाय सम्पादनं | [ उज्ज्वल्त्वादि सामान्यके कारण 


आज्यादि आहुतियोमे सम्पादन किया 


सम्पत्फलस्थेव वा । सर्बोत्साहेन | जाय]। जो लोग पूर्ण उत्साहसे किसी 


ब्राह्मण १ ] शाप रभाष्याथ द्श्५ 
33 -बक (30 ५७४८६-२७७ "यई:030७ न. «६2720 आई 2:20 3:2७ बह <:2%, का: ब्का*2)७ कक). 
फलसाधनानुष्ठाने प्रयतमानानां | फछके साधनका अनुष्ठान करनेके 

लिये प्रयक्ष कर रहे है, उन्हें किसी भी 
दोषके कारण उसकी प्राप्ति असम्भव हो 
दानीमाहिताम्िः सन्‌ यत्‌ किखित्‌ ' जाती है| अतः इस समय [ सम्पदू- 


कशिशवोदीनों | के द्वारा ] पुरुष आहिताप्नि होकर 
कमीगहात्रादाना उयासम्भव- अलहोत्रादिमेंसे जिसका करना सम्भव 


मादाय आलम्बनीकृत्य कर्मफल- ; हो ऐसे किसी कर्मको लेकर उसीके 
| आश्रयसे, कर्मफलका ज्ञान होनेपर, 
| जिस कर्म-फलछकी इच्छा होती है, 
भवति, तदेव सम्पादयति । | उसीका सम्पादन कर लेता है । नहीं 
तो राजसूय, अश्वमेघ, पुरुषमेध एवं 
सर्वमेघरूप  कर्मोके अधिकारी 
त्रेवणिकोंको भी उनका फल मिलना 
असम्भव है । यदि [ धनाभावादिके 


तत्पाठः खाध्यायाथे एवं केवलः | कारण] उन राजसूयादिके फलकी 
ग्राप्तिका कोई उपाय न हो तो उनका 
वह पाठ केवल खाध्यायके लिये ही 
होगा । अतः उन्हें उनकी सम्पत्तिसे 
| ही उनके फलकी प्राप्ति हो जायगी |% 
इसलिये सम्परदोंकी भी फल्वत्ता है, 
अत, सम्पर्दोका आरम्म किया 
जाता है ॥ ६ ॥ 

-->+-फॉ#प्टण 7 


# भावनाद्वारा किसी अन्य वस्तुका अन्यमें आरोप करना “सम्पद? कहलाता 
है । राजसयादि कर्म बहुत द्रव्यसाध्य है तथा उनमेंसे प्रत्येक कर्मका सभी जैवर्णिकों- 
बू० उ० ७९--८० 


कक 5 [का 
केनचिद्देगुण्येनासम्भवः । तदि- 


विद्वत्तायां सत्यां यत्कमफलकामों 


अन्यथा राजसयाध्वमेधपुरुषमेध- | 
सर्वमेधलक्षणानाम्‌ अधिकृतानां 





त्रेवणिकानामप्यसम्भवः--तेपां 


स्यात्‌ू, यदि तत्फलग्राप्त्युपायः 





कथन न स्थात्‌ । तखात्तेपां 
सम्पदेव तत्फलग्राप्तिः, तसात्‌ 
सम्पदामपि फलबचम्‌, अतः 





सम्पद आरभ्यन्ते ॥६॥ 


६२६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
कई, या ->22% जाई: 2७ न्याए 2: :%- नाक >-2 ७ व्याई ० नया 2:34 नयाई हक नाई: 2०० पक बह >-2७- यह 2०2, पाई 


शत्रसम्बन्धी ऋचाएँ और उनसे ग्राप्त होनेवाला फूल 


याज्ञवल्क्येति होवाच कतिमिरयमयग्मिहोंतास्रि- 
यज्ञे करिष्यतीति तिसरमिरिति कतमास्तास्तिस्र इति पुरोनु 
वाक्या च याज्या च शस्येव तृतीया कि तामिजयतीति 


यत्किज्चेदं प्राणभुदिति ॥ ७ ॥ 

“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, “आज कितनी ऋचाओं 
द्वारा होता इस यज्ञमें शत्न-शसन करेगा ” [ याज्ञवल्क्यने कहा-] 'तीनवे 
द्वारा! [ अश्वछ--.] “वे तीन कौन-सी हैं ” [ याज्ञवल्क्य-] 'पुरोचुवाक्या 
याज्या और तीसरी शस्या (? [ अश्वछ-] 'इनसे यजमान किसको जीतता 
है ” [ याज्ञवल्क्य-] यह जितना भी ग्राणिसमुदाय है [ उस सबक 
जीत लेता है १॥ ७॥ 

याज्ञवल्क्येति होवाच अभि- | अपने अमिमुख करनेके डिये 
विरिर्यगामि अश्वलने हे याज्ञवल्क्य ! ऐसा 

करणाय > फिगर 

मुखी । क कहा उतरेंगे 
होतासिन्‌ यज्ञे कतिभिः क॒ति- | यज्ञे--आज यह होता 
सडख्याभिऋग्भिऋग्जाति यज्ञ़म. कितनी ऋचाओं अ५ 
५ + 
सड्र्यामिऋग्भिऋग्जातिभिः | कतनी संख्यावाढी ऋगतियों 
अयं होतत्विंगसिन्‌ यज्ञे करिष्यति द्वारा शस्र-शसन करेगा ” 


 शंसति याज्वल्क्य ) ने कहां: 
शस्ध शंसति | आहेतरः-तिसृमि- इसपर इतर ( याज्ञवल्क्थ ) 
जज कारक (तीन ऋग्जातियोद्वारा |? इस प्रकार 


ऋग्जाति (रे + 

ऋण्जातिपिः । इत्युक्तवन्तं प्रत्या- | _हनेवाले याज्ञवल्क्यसे. अश्लते 
हेतरः--कतमास्तास्तिस्ध॒ इति । | कहा, 'वे तीन कौन-कौन है ” कं 
को अधिकार भी नहीं है | ऐसी अवस्थामें जो धनामाव या अन्य वर्णमें उन 
होनेके कारण उनमेंसे किसी कर्मको नही कर सकते, वे सम्पद्द्वारा उनका फल आऑर्त 
कर सकते हैं | यदि सम्पत्‌-कर्म न होता तो उनके लिये उन यशोका प्रतिपादत 
करनेवाला शास्त्र केवल खाध्यायमें ही उपयोगी हो सकता था, इसलिये समदर्कि 
प्रतिपादन बहुत उपयोगी है। 








च्रात्षण २ ] शाइरभाष्याथे ६२७ 

ब्यक ->-?क च्या-" 40 "बा ७० ज्याए >> जा कक ब्य 2: 232७ जाई >-2)2 व्याद>-2 48 व्यः(: 20% व्या:(>:20७ चई<20, नाईट 

सहुख्येयविषयोडय॑ प्रश्न, पूर्वस्तु प्रश्न जिनकी [ तीन-यह ] संख्या की 

गयी है, उन ऋग्जातियोके विषयमे 

सहुख्याविपयः । है, तथा इससे पहला प्रश्न उनकी 
हे सख्याके विषयमे था | 


पुरोनुवाक्या च --प्रागू याग- 'पुरोनुवाक्या च'---जो ऋचाएँ 
कालादू याः अयुज्यन्त ऋचः, | काड्से हल शशि हा 
तिः पुरोनुवाक्ये वह ऋग्जाति धपुरोनुवाक्याः क 

सता आस पु जाती है | जो ऋचाएँ यागके छिये 
त्युच्यते | यागा्थ याः प्रयुज्यन्ते | प्रयुक्त होती हैं, वह ऋणजाति 'याज्या? 
ऋचः, सा ऋग्जातियाज्या | | कहलाती है। तथा जो ऋचाएँ 
शत्धाथ याः ग्रयुज्यन्त ऋचः, शस्रक्मके लिये प्रयुक्त होती हैं, 


सा ऋग्जातिः शस्पा | सर्वास्तु याः | < कंशजाति 'शस्था! कही जाती 


हक है। जितनी भी ऋचाएँ है--वे 
काथन ऋचः, ताः स्तोत्रिया वा | हि कक सा 


अन्या वा सर्वा एतास्वेव तिसूपु 'इन्नई तीन ऋण्जातियोंके. ही 
# 8] । अर है 
ऋणग्जातिष्वन्तभेय॒न्ति | अन्तर्गत हैं। 
र्कि ८२0 ८ ८ यत्किज्चेदं .] । बन 
के तामिजयतीति यत्किज्चेदें._ उनके द्वारा पुरुष किसपर जय 
प्राप्त करता है ” इसपर कहते हैं-- 
ग्राणभ्रादात--अतश्च॒ सडुख्या- | यह जो कुछ प्राणिसमुदाय है, उसे 
शक जीत लेता है । अत [ तीन ऋग्जाति 
सामान्याद्‌ु. यत्किश्वित्माण- | और तीन छोकोकी ] सख्यामे 
समानता होनेके कारण यह जितना 
प्राणिससुदाय है, वह इस सबको 
है 82 >.. | जीत लेता है। अर्थात्‌ संख्यादिमे 
फलन्ञातं सम्पाद्यति सडख्यादि- | उम्ानता होनेके कारण वह उस 
5 समस्त फल्समूहका सम्पादन कर 
सामान्येन || ७॥ लेता है | ७ | 


>> 3०७ 
गा > 27:7१ «-ा 





भृज्जातम्‌ ,तत्‌ सबे जयति तत्‌ सर्वे 





ब्राह्मण २ | 


शा ड्वरभाष्याथ 


दर 


८६२२ 3 -किय. ००० जाप 3० ५८2 २२ कई 23%9. कई ७ बा 7१% "कप >-2७- बई 0 


इतर आह--या हुता उज्ज्व- 


लन्ति समिदाज्याहुतयः, या 


हुता अतिनेदन्तेधतीव शब्द 
कुवन्ति मांसाद्याहुतयः, या हुता 
अधिशेरते5ध्यधो गत्वा भूमेरधि- 
शेरते पयःसोमाहुतयः । 


किं तामिजयतीति, ताभिरेवं 
निर्वतिताभिराहुतिमिः कि. जय- 
तीति । या आहुतयों हुता 
“छज्बलन्त्युब्ज्वलनपुक्ता आहु- 
तर निवर्तिताः, फल च देव- 
५, तेन साम्ा- 
मयेता उज्ज्वलन्त्य 
निवेत्येमानास्ता एताः 
- कर्मफलस रूप॑ 
फलमेव मया निर्व- 

इत्येव॑ सम्पादयति । 
या हुता अतिनेदन्ते आहुतयः 


इसपर इत्तर ( याक्षवलक्य ) 
कहता है-'जो हृवन की जानेपर 
प्रबलित होती हैं, वे समिध्‌ और 
घृतकी आहुतियाँ, जो होम की 
जानेपर अत्यन्त शब्द करती 
हैं, वे आहुतियों और जो होम 
की जानेपर अधिशयन करतीं अर्थात्‌ 
नीचे प्ृथ्वीपप जाकर लीन हो 
जाती हैं, वे दुग्ध और सोमकी 
आहतियों ॥! 

(इनसे यजमान किसको जीतता है * 
अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पन्न की हुईं उन 
आहुतियोंसे यजमान क्या जीत लेता 
है ? [ याज्ञवल्क्य-] जो हवन की 
हुईं आहुनियों उज्ज्बल्ति होती हैं 
अर्थात्‌ उज्ज्बल्नयुक्त होती है, उनका 
देवलोकसज्ञक फल भी उज्ज्वल ही 
है। इन दोनोमे यह समानता 
होनेके कारण यजमान इस प्रकार 
सम्पादन ( भावना ) करता है कि 
मेरे द्वारा जो ये उज्ज्बलित आहुतियों 
दी जा रही हैं, वे साक्षात्‌ इस कर्मके 
फछ्खरूप देवछोकका रूप है, 
अतः इनके द्वारा में देवछोकरूप 
फलको निष्पन्न कर रहा हूँ। 


जो आहतियों होम की जानेपर 
अत्यन्त शब्द करती है, उनसे 


६२८ बृहदारण्यकी पनिषद्‌ [ अध्याय हे 
ब्क न कन्या २८2 नाई >> आया व्य2-9, ाई<>:>प व्यकपक जाई ०-५७ व्याई 29%, व्याद०-; व्याई ०-2७ बह > 22, 
होमसम्बन्धिनी आहरतियाँ और उनसे प्राप्त होनेवाले फल 
याज्ञवल्क्येति होवाच कत्ययमद्याध्वयुरस्पित्‌ यज्ञ 
आहतीहोष्यतीति तिख्न इति कतमास्तास्तिस्र इति या हुता 
उज्ज्वलन्ति या हुता अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते किं 
तामिजयतीति /5 उज्ज्ब्‌ कप ३२ भिज 0 
तामिजयतीति या हुता उज्ज्बलन्ति देबलोकमेव तामिज- 
यति दीप्यत इव हि देवलोको या हुता अतिनेदन्ते पितृ- 
छोकमेव॒तामिजयत्यतीव हि पितृलोको या हुता अधि- 
शेरते मनुष्यलोकमेव तामिजयत्यघ इव हि मनुष्यलोकः ८ 
'हे याज्वल्क्य !? ऐसा अश्वलने कहा, “आज इस यज्ञमें यह अथघर्यु 
कितनी आहतियोँ होम करेगा » [ याज्ञवल्क्य-] 'तीन ए! [ अश्वल-] 
थे तीन कौन-कौन-सी हैं ” [ याज्ञवल्क्य-] “जो होम की जानेपर प्रज्नल्ित 
होती हैं, जो होम की जानेपर अत्यन्त शब्द करती हैं और जो होम की 
जानेपर पृथ्वीके ऊपर लीन हो जाती हैं | [ अश्वल--] इनके दाग 
यजमान किसको जीतता है. ” [ याज्वल्क्य-] 'जो होम की जानेंप 
प्रज्यलित होती हैं, उनसे यजमान देवलोककों ही जीत लेता है, क्योंकि 
देवढोक मानो देदीप्यमान हो रहा है | जो होम की जानेपर अत्यन्त शरद 
करती है, उनसे वह पितृलोकको ही जीते लेता है, क्योंकि पिहलोक मानो 
अत्यन्त रब्द करनेवाछा है | जो होम की जानेपर प्रृथ्वीपर छीन हो जाती 
है, उनसे मनुप्यछोकको ही जीतता है, क्योंकि मनुष्यलोक अथोयर्ती-सा है॥८ ॥ 
याज्वस्क्थेति होवाचेति पूवं- | हे याजवल्क्य ! ऐसा अब 
ला पूर्ववत्‌ [अपने अभिमुख करनेके हि4) 
वत्‌। कत्ययमद्याध्ययुरस्मिन्‌ यज्ञ अमर आग गयी 
आहुतीहरष्यतीति, कत्याहति- | कितनी आइतियों हवन करेगा 
| अर्थात्‌ आइतियोंके कितने प्रकार रद! 
[ याज्ञवल्क्य-] 'तीन |! फिर (सात 
स्तिम्र इति पूवबत्‌ | ' पूछता है-- 'कीन-कॉन तीन ; 


ग्रकाराः १ तिम्न इति, कतमास्ता- 


ब्राह्मण १ | 


शा ड्टरसाष्यार्थ 


द्श्ण 


६). «९७०. «४४३१० बे, बटर रस 22 २2० पे: बह 2220. बईक-'० 


इतर आह--या हुता उज्ज्व- 
लन्ति समिदाज्याहुतयः, 
अतिनेदन्तेठतीव शब्द 


कुबन्ति मांसादाहुतयः, 


या 
हुता 
या हुता 
अधिशेरतेष्ष्यधो गत्वा भूमेरधि- 
शेरते पयःसोमाहुतयः । 

कि तामिजयतीति, ताभिरेवं 
निर्वेतिताभिराहुतिमिः कि जय- 
तीति । या आहुतयों हुता 


उज्ज्बलन्त्युज्ज्वलनयुक्ता आहु 
तयो निवंर्तिताः, फल च देव- 


इसपर इतर ( याज्ञवल्क्य ) 
कहता है-'जो हवन की जानेपर 
प्रज्जलित होती हैं, वे समिध्‌ और 
घृतकी आहतियाोँ, जो होम की 
जानेपर अत्यन्त शब्द करती 
हैं, वे आहुतियोँ ओर जो होम 
की जानेपर अधिशयन करतीं अर्थात्‌ 
नीचे प्रथ्वीपप जाकर छीन हो 
जाती हैं, वे दुग्ध और सोमकी 
आहइतियाँ |! 

“इनसे यजमान किसको जीतता है ? 
अर्थात्‌ इस प्रकार सम्पन्न की हुई उन 
आहतियोसे यजमान क्या जीत लेता 
है ! [ याज्ञवल्क्य--] जो हवन की 


| हुई आहुतियाँ उज्ज्वल्ति होती हैं 


अथात्‌ उज्ज्बल्नयुक्त होती हैं, उनका. 
देवलोकसंज्ञक फल भी उज्ज्वल ही 


लोकाख्यमुज्ज्वलमेव, तेन सामा- | है । रत दोनोमे यह समानता 


न्यन था भयता उज्ज्वलन्त्य 


होनेके कारण यजमान इस प्रकार 
सम्पादन ( भावना ) करता है कि 


आहुतयो निवेत्येमानास्ता एताः | मेरे द्वारा जो ये उज्ज्वल्ति आहुतियाँ 


साक्षादेवलोकस्य कर्मफलस्थ रूप 


देवलोकारूय फलमेव मया निे- 
त्येत इत्येब॑ सम्पादयति । 
या हुता अतिनेदन्ते आहुतयः 





| दी जा रही हैं, वे साक्षात्‌ इस कर्मके 


फल्खरूप देवछोकका रूप है, 
अत: इनके द्वारा में देवछोकरूप 
फलछको निष्पन्न कर रहा हूँ। 


जो आहतियों होम की जानेपर 
अत्यन्त शब्द करती है, उनसे 


द३० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
वाई याद >> डक ज्या>- पक प्यार न कक, व्याई >> व्याद >> “रूम आक- व्याक०८22७. जहा 2-2७ व्यार: 22%, च्याइ >: 28 व्य  क 
पिव॒लोकमेय तामिजयति कुत्सि- | यजमान पितृलोकको ही जीतता है, 
के हि .. | क्योकि कुत्सित शब्द करनेवाले होनेसे 
तशब्दकतृंत्वसामान्यंन । पितृ- इनके साथ उनकी समानता है। 
पितृलोकसे सम्बद्ध सयमनीपुरीमें 
यमराजके द्वारा यातना भोगते हुए 
वेंवस्वतेन यात्यमानानां 'हा | जीबोंका 'हाय मरे | छोड ! छोड ! 
.. _ | ऐसा शब्द होता रहता है।इसी 

हताः स्म्र मुख मुश्व' इति शब्दों | प्रकार अबदान-आहुतियों भी शब्द 
करनेवाली हैं | अत. पितृलोकसे 
20 पिव॒लोक समानता होनेके कारण इनसे मेरे द्वारा 
पित॒लोकसामान्यात्‌ एव | पितृलोक ही प्राप्त किया जाता है, 
। इस प्रकार यजमान सम्पादन 

करता है। 
जो आहुतियाँ होम की जानेपर 
पृथ्वीपर छीन हो जाती है, उनसे 
यजमान मनुष्यलोकपर ही विजय प्रात 
सम्बन्धसामान्यात्‌ । अध इच | करता है, क्योंकि प्रृथ्वीके ऊपरी 
भागसे पम्बद्ध होनेमे उन दोनोंकी 
समानता है| मनुष्यलेक ऊपरके 
उपरितनान्‌ साध्योछोकानपेक्ष्य; | साथनसाध्य लोकोंकी अपेक्षा अब -- 
नीचे ही स्थित है। अबबा अधोगमनकी 
अपेक्षासे वे मनुष्यछोककों ही जीतते 
मनुष्यलोक एवं मग्रा निवेरत्यंत | है । अत दूध या सोमकी आईति 
देते समय यजमान यही सम्पादन 
लिन करता है कि इससे मेरे द्वागा मनुध्- 
निबंतनकाल || ८ ॥ रोक ही प्राप्त किया जाता है [[८॥ 
५>५-2४७:०५०-० 


लोकसम्बद्धायां हि संयमन्यां पुयो | 


भवति | तथावदानाहुतयः । तेन 


मया निवेत्येत इति सम्पादयति । 





या हुता अधिशेरते मनुष्य- । 
लोकमेव॒ताभिजेयति भ्रूम्युपरि 


हाथ एवं हि मनुष्यलोकः । 
अथवाधोगमनमपेक्ष्य । अतो 


इति सम्पादयति पयःसोमाहुति- 


ब्राह्मण ९ ] शाइरमभाष्याथे ६३१ 
ब्य<८2फ नह -09 ५७ न्यास पक व्याई 3-2 पकक व्याद "2७ व्योद>- ७ ब्याई>- 2 पक जाई >2 2 नहा: >- 3 च्यक <>-2॥., आई >:2 | जद > पक, 


प्रद्माऊे यन्ञरक्षाके साधव और उससे प्राप्त होनेवाले फ़लका वर्णन 
याज्ञवल्क्येति होवाच कतिमिरयमय ब्रह्मा यज्ञ 
दक्षिणतों देवतामिर्गोपायतीत्येकयेति कतमा सैकेति मन 
एवेत्यनन्तं वे मनो$नन्‍्ता विश्वे देवा अनन्तमेव स तेन 

लोक॑ जयति ॥ ६ ॥ 

थे याज्वल्क्य !” ऐसा अश्वलने कहा, “आज यह ब्रह्मा यज्ञ्मे 
दक्षिणकी ओर बैठऋर कितने देवताओंद्वारा यज्ञकी रक्षा करता है” 
[ याज्वल्क््य--] 'एकके द्वारा ! [ अश्वल--] 'बह एक देवता कौन है » 
[ याज्ञवल्क्य-] 'वह मन ही है। मन अनन्त है और विखवेदेव भी 
अनन्त हैं, अत उस मनसे यजमान अनन्त लछोकको जीत लेता है! ॥९॥ 
याज्ञवल्क्थेति होवाचेति पू्व- | "हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा अख़रने 
वत्‌ । अयम्र॒त्विग्त्न्मा दक्षिणतो 35020 
ब्रह्मासने खित्वा यज्ञ गोपायति । | ब्रह्मके लिये निश्चित आसनपर बैठकर 


कतिमिदेवतामिोपायतीति प्रा- यज्ञकी रक्षा करता है | वह कितने 
देवताओंद्वारा उसकी रक्षा करता है ? 


सब्लिकमेतद्धहुबचनम्‌,  एकया | यहाँ देवता शब्दमे जो बहुवचन है, वह 
हि देवतया गोपायत्यतो, एवं | असन्नवश है, क्योकि अह्मा एक 

हर ही देवतासे यज्ञकी रक्षा करता 
जाते वहुवचनेन प्रश्नों नोपपच्ते | है_यह खय्य॑ जानते हुए व्यक्तिके 
स्वयं जानतः । तस्रात्‌ पूर्वयोः | लिये बहुवचनद्वारा प्रश्न करना 


&< न उचित नहीं है। अतः पहली 
णए्ड्क्याः 

की जी न के दो कण्डिकाओके प्रश्न और उत्तरोमें 

कतिभिः फात तिसृमिः तिख्र 'कतिमि; कति! और धतिसमि; 


इति ग्रसज्ग॑ दछ्ठेहापि बहुबचने- | तिल: ऐसा प्रसन्ञ देखकर यहाँ भी 


८६३२ बवृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
४८० २४९2५ ९२2: बा 2220, 29. अप: कई 220, 2५७ क्‍या... «८६... 
नेव ग्रश्नोपक्रमः क्रियते | अथवा | प्रश्नका आरम्भ बहुबचनसे ही किया 
अतिवा दिव्योयोरि (जाता है। अथवा यह बहुवचन 
प्रतिवादिव्यामोहार्थ वहुवचनम्‌। | अपने प्रतिवादीको भ्रममें डालनेके लिये 
| भी हो सकता है । 

इतर आहैकयेति | एका सा | इसपर ( याज्वलक्य ) कहते 
देवता यया दक्षिणतः खित्वा |? कया इति, जिसके द्वार 


, -।. | दक्षिणी ओर आसनपर बैठकर 


कतमा सेकेति | मन एवेति, देवता एक है |” बह एक देवता 
४ ि > कौन है ” इसपर कहते हैं-- 

मनः सा दवता । मनसा । है >> 

अधो केयई 'नेनैय हैं। 8 मन ही है-- वह देवता मन 

त्रह्मा व्यात्रियते ध्य | ही है। मनके द्वारा ध्यान करके ही 


“तस्थ यज्ञस्य मनशथ्च॒ वाकच , त्रह्मा अपना करता हे “उस 
तो ५ » यज्ञके मन ओर वाक्‌-ये दो मार्ग, 
वत॒ना तयारन्यतरा न | न 
0 रात सदर लत पक 2 बारां 
रात त्रह्मा/ (छा० उ० ४। | सस्कार ब्रह्मा मन यानी मौनसे करता 
१६। १) इति श्रुत्यन्तरात्‌ | है” इस अन्य श्रुतिसे भी यही हा 
> : देवता 

तेन मन एव देवता तया मनसा |  है। अतः मन ही देवता है, 
हि गोपायति । उस मनसे ही ब्रह्मा यज्ञकी रक्षा 
« गापायात ब्रह्मा यज्ञम्‌ । करता है। 

तन मनो वृत्तिभेदेनानन्तम्‌ |. और वह मन बृत्तिमेदसे अनन्त 
5 है। थैः शब्द प्रसिद्ध अर्थका 
वपशब्दः सिद्धावद्योतनार्थ; । दि 5 
४4: आसद्वावद्योतनाथ: | | दोतन करनेके ढिये हैं। 
प्रसिद्ध मनस आननन्‍्त्यम्‌ | तदा- | सकी अनन्त ग्रसिछ है ४ 

उस अनन्तलवके अभिमानी जो दब है, 

नन्त्याभिमानिनो देवाः, अनन्ता | वे सम्पूर्ण देव भी अनन्त हें । 
३ 3 कद ८४जिस मनमें. समस्त देव हे 
जलता ध “सुर दर ' ( अभिन्न ) हो जाते हैं” इत्यादि 
यत्रंक॑ भवन्ति” इत्यादिश्रुत्यन्त- | अन्य श्रुतिसे भी यही प्रकठ होता 


ब्राद्मण २ ] शाद रभाष्यार्थ ६३३ 
कर ७, "या "2 "का: 20 बकरा (2230 «कर < “७ के 270७ "27:2० «7४७० “०६८० 2७०. 73% कई --.0७ "कई 2003% 
रात्‌ | तेन आनन्त्यसामान्यादुन- हैं। अतः अनन्ततामें समानता 

मिनरल होनेके कारण वह उसके द्वारा अनन्त- 
न्तमव स तेन लाक जयात ॥५९॥ लोककों ही जीत छेता है ॥ ९॥ 
-->>फंल्प्ना 


स्वनत्तग्गन्धिवी फच्चाओंका और उनसे श्राप्त होनेवाले फलका वर्णन 


याज्ञववक्येति होबाच कत्ययमद्योद्वातास्मिन यज्ञ 
स्तोत्रियाः स्तोप्यतीति तिख्र इति कतमास्तास्तिस्न इति 
पुरोन॒ुवाक्या च याज्या च शस्येब तृतीया कतमास्ता या 
अव्यात्ममिति प्राण एव पुरोनुवाक्यापानों याज्या व्यानः 
शस्या कि तामिजयतीति प्रथिवीलोकमेव पुरोनुवाक्यया 
जयत्यन्तरिक्षकोक॑ याज्यया चुलोक< शस्यया ततो ह 
होताश्वल्ल उपरराम ॥ १० ॥ 


है याज्ञवल्क्य !! ऐसा अश्वलने कहा, “आज इस यज्ञमे उद्बाता कितनी 
लोत्रिया ऋचाओंका स्तवन करेगा ” [ याज्ञवनक्य--] 'तीनका? [अश्वल--] 
थे तीन कीन-सी हैँ ” [ याज्ञवल्क्य-] “पुरोनुत्राक्या, याज्या और तीसरी 
गस्पा !! [ अश्वल-] इनमें जो शरीरान्तर्व्ती हैं, वे कौन-सी है ? 
[ याज्ञवन्क््य-] प्राण ही पुरोनुत्राक्या है, अपान याय्या है और व्यान शस्या 
हैं ।! [अश्वड--] (इनसे यजमान किनपर जय प्राप्त करता है ” [याज्वल्क्य--] 
“पुरोनुवाक्यासे पृथिबीकोकपर ही जय ग्राप्त करता है, तथा याज्यासे अन्तरिक्ष- 
छोकपर और शस्पासे युछोकपर विजय प्राप्त करता है। इसके पश्चात्‌ होता 
अश्वठ चुप हो गया॥ १०॥ 


२७ 


चृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


( अध्याय ३ 


जय अंक, बपि2 बरस ब्वरसिट क बरसि2 ० अपर रपट ब्यि2 िट ब्वट अ५ 


याज्ञवल्क्येति होवाचेति पू्व- 
बत्‌ । कति स्तोत्रियाः स्तोष्यती- 
त्ययम्ुद्गाता । स्तोत्रिया नाम 
ऋफ्सामसम्ुदायः कतिपयाना- 
मचाम्‌। स्तोत्रिया वा शसया वा याः 
काथन ऋचः, ताः स्ास्तिश्र 
एवेत्याह । ताश्व व्याख्याता!ः-- 
पुरोनुवाक्या च याज्या च शस्येव 
वृतीयेति । 

तत्र पूर्व॑मुक्तम--यत्किश्वेदं 
प्राणभृत्‌ सबे जयतीति तत्‌ केन 
सामान्येन १ इत्युच्यते-कतमा- 
स्तास्तिस्त॒ ऋचों या अध्यात्म 
भवन्तीति । ग्राण एवं पुरोनु- 
वाक्‍्या, पशब्दसामान्यात्‌ । 
अपानों याज्या, आनन्त्यात्‌ । 


अपानेन हि ग्रत्त॑ हविददेवता 


हे याज्ञवल्क्य !! ऐसा अख़ढने 
पूवंबत्‌ [ अभिम्मुख करनेके लिये | 
कहा, 'यह उद्गाता कितनी स्तोत्रिया 
ऋचाओंका  स्तवन॒ करेगा » 
स्तोत्रिय” यह कुछ ऋचाओंके 
ऋकक्‍्सामसमुदायका नाम है। 
स्तोत्रिया हों अथवा शस्या, जो कुछ 
भी ऋचोएँ हैं, वे सब तीन ही 
प्रकारकी हैं--यही बात अब बतायी 
जाती है। उन्हींकी पुरोनुवाक्या, 
याज्या और तीसरी शस्या-ऐसा 
कहकर व्याख्या की गयी है | 

यहॉ पहले ( मन्त्र ७ में ) जो 
यह कहा गया है कि यह जो कुछ 
ग्राणिवग है, उस सभीको जीत लेता 
है, सो किस समानताके कारण है- 
यह कहते हैं अर्थात्‌ (इनमें जो अध्यात्म 
( देहान्तवर्ती ) है, वे तीन ऋचाएँ 
कौन-सी. हैं!--इस प्रश्नद्वारा 
यह बतछाया जाता है--प्राण ही 
पुरोनुवाक्या है, क्योंकि 'प? शब्दमें 
इन दोनोंकी समानता है। अपान 
याज्या है, क्योंकि आनन्तर्यमें दोनोंकी 
समानता है |# इसके सित्रा देवगण 
दी हुई हविको अपानसे ही ग्रहण 


२. प्रमीत ऋचाओको स्लोच्र कहते हैं और अप्रगीत ऋतचाओंको श्र । 
इनमे स्तोत्र ही स्तोतजिया ऋचाएँ ह और शस्त्र शस्या हैं । 
# फारण जैसे अपान प्राणफे अनन्तर है, उसी प्रकार याय्या ऋचाएँ 


युरोनुवाक्या ऋचाओंफ़े अनन्तर हूं | 


त्राह्मण २ ] शाइरभाष्याथे ६१० 
२६. ०0६००. «२२. «पर2 ७८८५ ८20 ६०४... «९६2४. ६६०2४... ९२२७. ६२, ०६९. 
ग्रसन्ति, यागश्र प्रदानम्‌ । | करते है; और प्रदान ही याग है 
व्यानः शस्या--“अग्राणन्ननपा- | [ अतः अपान याज्या ऋचाएँ हैं ]। 
वि हैः व्यान शस्या है, जैसा कि “प्राण 
नन्‍नृचममिव्याहराति! (छा० । अपान-व्यापर न॒ करता हुआ 
उ० १॥।३।४) इति श्रुत्य- | ऋचाओका उच्चारण करता है” इस 
न्तराव्‌ । अन्य श्रुतिसे कहा गया है । 
कि ताभिजेयतीति व्याख्या- (कि तामिर्जयति? ( उनसे किसपर 
विजय प्राप्त करता है )--इसकी 
तम्‌ । तत्र विशेषसम्पन्धसामा- | व्यास्या पहले की जा चुकी है। 
वहों जो इनका विशेषसम्बन्ध- 
सामान्य नहीं बतलढाया गया, वह 
यहाँ बतछाया जाता है, और सब 
( सख्यासामान्यादि ) की व्याख्या 
सामान्येन प्ृथिवीलोकमेव पुरोनु- | तो कर दी गयी है। लोकसम्ब॑न्धी 
सामान्य होनेसे पुरोनुवाक्यासे पृथिवी- 
लोकपर ही विजय प्राप्त करता है। 
याज्यया, मध्यमत्वसामान्यात्‌ । | अमेखमे समानता होनेके कारण 
याय्यासे अन्तरिक्षोकपर जय प्राप्त 
चुलोक॑ शस्ययोध्व॑त्वसामान्यात्‌ | | करता है तथा ऊर्ध्व॑त्वमें समानता होने- 
है - € | से शस्यासे चुलोकपर जय प्राप्त करता 
ततो ह तस्तादात्मनः प्रश्ननिण- | है | तव उस अपने प्रश्नके निर्णयसे 





न्यमनुक्तमिहोच्यते, सब्वमन्यद्‌ | 





व्याख्यातम्‌ । लोकसम्बन्ध- 


वाक्यया जयति, अन्तरिक्षलो्क॑ 


यादसौ होता अश्वल उपरराम | होती हम बह समर का 
याज्ञववल्क्य हमारे काबूका नहीं है? 
नायमसद्ोचर इति ॥१०॥ चुप हो गया ॥१०॥ 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्ये तृतीयाष्याये 
प्रथममश्वलत्राह्मणम्‌ | १॥ 








१ लोकोर्मे प्रथिवीलाक प्रथम है ओर ऋचाओंमे पुरोन॒वाक्या ऋचाएँ 
प्रथम हं। इस प्रकार प्रथमत्व”ः रूप सम्बन्धकी दोनोमें समानता होनेसे 
पुरोनुवाक्यासे पृथ्चीलोककों ह्वी जीतता है। 


८४3 _८5 हु 
चइतक्ताय कऋाह्कण 
“++०>०$640०-... 

याज्नवल्क्य-आत॑ भागसंवाद 
आख्पायिकासम्बन्धः असिद्ध | आख्यायिकाका सम्बन्ध तो 
एवं । सृत्योरतिसुक्ति- | 7सिद्र दी है। कालरूप और कर्म- 
व्युसे अतिमुक्तिकी व्याख्या 

व्याख्याता काललक्ष- |. 
दे शै | <) गयी। किन्तु जिससे अतिमुक्तिकी 
णात्‌ क्मलक्षणाद्ध | कः पुनरसों «आज्या की गयी है, वह सृत्यु क्या 
मृत्युय॑सादतिमुक्तिव्याख्याता १ | है ? वह मृत्यु खाभाविक अज्ञान- 
स च खामाविकाज्ञानासड्भास्पदो- | जनित आसक्तिका स्थान, अध्यात्म 


ध््यात्माधिभूतविषयपरिच्छिन्नो के अमन के का 6 08 
हरूप हैं। उस प 


पाराच्छनरूपान्म्त्यारातमुक्तस्स | अप्नि-आदित्यादि [ अपरिच्छिन |] 
रूपाण्यग्न्यादित्यादीन्युद्वीयप्रक- ! रूपोंकी व्याख्या उद्दीयप्रकरणमें की 


रणे व्याख्यातानि। अश्वलग्रस्ने च है। हर पलों उसीके 
न्‍्तर्वर्ती किसी विशेष॑का वर्णन है। 


तद्गतो विशेषः कथ्ित्‌ | तब्चेतत्‌ . ,६ यह विशेष जञोनसहित कमोंका 
कमंणा ज्ञानव्हितानाों फलम्‌ | | फल है। 


एतस्रात्‌ साध्यसाधनरूपातू | इस साव्यसाधनरूप ससारसे 


० संसारान्मो न न ५ यहॉँसि पर 
न्मांक्षः कर्तव्य इत्यतो वन्धन मोक्ष करना 2 इसलिये हा 
बन्धनरूप मृत्युका खरूप बतलाया 
रूपस्स सृत्योः खरूपसुच्यते। जाता है, क्योंकि बद्धकों ही मुफ़ 


| 
वद्धस्य हि मोक्षः कतेव्यः | यद- | करना होता है। तथा जो अतिमुत्त 








१. अर्थात्‌ अग्न्यादिम ही इशष्टिभिदका | 
२. देवताज्ञान अर्थात्‌ उपासनासदित । 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरभाष्याथ 


द्रे७ 


जय नये ७ बकाई-2 ० चयस परक व्याई (2८23 बे <: 2 कक न्यह:2 2 प्रात "५. या 72, जाई हे पक या 7, ब्यए - प नय 2 गा- 


प्यतिमुक्तस्य खरूपमुक्त॑ तत्रापि 
ग्रहातिग्रहाम्यामविनिमेक्त . एव 
मृत्युरूपाभ्याम्‌ । तथा चोक्त॑ 
“अशनाया हि मृत्युई/ (ब्ु० उ० 
१।२।१ ) “एव एव मृत्युः”” 
इति। आदित्यस्थं पुरुषमड्गी- 
कृत्याह “एको सत्युवहवा” 
इति च। 


तदात्मभावापन्नो हि सृत्योरा- 
प्रिमितिझुच्यत इत्युच्यते । न च्‌ 
तन्र ग्रह्मतिग्रहो मृत्युरूपो न स्तः। 
“अथैतस्थ मनसो थोः शरीर 
ज्योतीरूपमसावादित्यः*! (बु० 
उ० १।५। १२) “मनश्र ग्रहः 
स॒ कामेनातिग्राहेण गृहीतः”' 
(३।२।७) इति वक्ष्यति “श्राणो वे 
ग्रहहः . सोष्पानेनातिग्राहेण” 


का खरूप बतलाया गया है, वहाँ 
भी वह मृत्युरूप ग्रह और अतिग्रहसे 
अतिमुक्त (विशेषरूपसे मुक्त) नहीं है । 
इस विषयमें कहा भी है--““भूख ही मृत्यु 
है? ध्यही मृत्यु है? इत्यादि । 
आदित्यान्तगत पुरुषको अंगीकार 
करके श्रुति कहती है “एक ही मृत्यु 
बहुत प्रकारकी है? । 


अग्न्यादिके तादात्म्यको प्राप्त 
हुआ पुरुष मृत्युकी प्राप्तिसे अति- 
मुक्त हो जाता है-ऐसा कहा जाता 
है, किन्तु वहाँ मृत्युके रूप ग्रह ओर 
अतिग्रह न हो-ऐसी बात नहीं है । 
“तथा इस मनका बुलोक शरीर 
है और ज्योतीरूप वह आदित्य है? 
“सन ही ग्रह है, वह कामरूप 
अतिग्राहसे गृहीत है”? ऐसा श्रुति 
कहेगी भी, तथा “प्राण ही ग्रह है, 
वह अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत 
है? और “बाक्‌ ही ग्रह है, वह 
नामरूप अतिग्राहसे गृहीत है” ऐसा 


(३।२। २) इति, “बाख्वे ग्रहःस 
नाम्नातिग्राहेण” (३। २। ३) इति | वि कहेगी। तीन अन्नोंका 


। अल विभार | विभाग करते समय हमने इनकी 
च्च्‌ तथा >> चभाणे व्याख्या- ऐसी ही व्याख्या भी की है | तथा 


तमस्राभिः । सुविचारितं चेतद्‌ ' इस बातका भी अच्छी तरह विचार 
१. उपनिषद्मे पमनो वै? पाठ है। 











5६३८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


यदेव प्रवृत्तिकारणं तदेव निद्ृत्ति- | किया जा चुका है कि जो ग्रदृत्तिका 


कारणं न भवतीति । 


केचित्तु सवेमेव निवृत्तिकारणं | 
| निवत्तिका कारण मानते हैं. । इस 


मन्यन्ते। अतः _ 


कम गा निवृत्ति- 65 
पूर्वसान्म- 


कारणत्व मीमा- एचसात्‌ 
स्ववे |. [] 
त्योमुच्यते उत्तरमुत्तरं 


ग्रतिपद्यमानो व्याबृत्त्यथ मेव ग्रति- 


पद्यते न तु तादथ्यम्‌, इत्यत आ | 


देतक्षयात्‌ सब म॒त्युः, देतक्षये तु 
परमार्थतो मृत्योराप्तिमतिमुच्यते । 
अतश्व आपेक्षिकी गोणी मुक्ति- 
रन्‍्तराले । सर्वेमेतद्‌. खम्‌ 
अबाहंदारण्यकम । 


ननु सर्वेकत्व॑ मोक्षः “तस्ता- 


त्तत्सवेमभवत्‌”'(ब्र०3० १४१०) 


इति थ्रुतेः । 
वाह भवत्येतद्पि, नतु “ग्रा- 


कारण होता है, वही निद्वत्तिका भी 
कारण नहीं होता |% 
कोई-कोई तो सारे ही साधनोंको 


कारणसे उत्तरोत्तर उत्कृष्ट फलको 
प्राप्त होनेवाछा कर्मठ मी पूर्व-पूर्व 
मृत्युसे मुक्त हो जाता है, अत 
वह उस उत्कृष्ट फ़लको व्यागनेके 
लिये ही प्राप्त करता है, तद्प होनेके 
लिये नहीं | इस प्रकार द्वेतका क्षय 
होनेतक सब मृत्यु ही है, द्वैतका 
क्षय होनेपर तो वह परमार्थत* 
मृत्युकी प्राप्तिसे अतिमुक्त हो जाता है। 
इसलिये वीचमे जो मुक्ति बतलायी 
जाती है, वह आपेक्षिकी और 
गौणी ही है | इस प्रकार यह सत्र 
कल्पनाएँ बृहदारण्यकसे बाहरकी 
ही हैं। 

पूर्व ०-किन्तु सवकी एकता तो 


। मोक्ष ही है, क्योंकि “इसलिये 


वह सर्व हो गया” ऐसी श्रृति है । 
तिद्धान्ती-ठीक है, यह तो 
बृहदारण्यकका विपय हैं। परल्तु 


मकामों यजेत,पशुकामों यजेत” | “प्रामकी इच्छावाछला यजन करे; 


भपञ्ुओकी इच्छावाला यजन करे! 





० अर्थात्‌ ऊर्म तो फलभोगका निमित्त होनेफे कारण बन्धनकां हीं कारण 


६3 बह मुक्ति फारण नहीं हो सकता | 


ब्राह्मण २ ] शाइरभाष्याथे ६३९, 
जया व्याब "पक. बाई: 2) व्याद>-2ऋ, न्यो>: पैक ब्यादे:>:.स्‍%- चहई--क व्यापक जाई <ज८2 ७ व्य>2:27७ नया >८>: नाई 3 
इत्यादश्वताना तादथ्येम्‌ | यांद्‌ । इत्यादि श्रुतियोंका तात्पय मोक्षमे 


नहीं हो सकता | यदि इनका 
बठतायलमबव आसा ग्रामपशु- | तात्पर्य अद्दतमे ही हो तो इनका 


खर्गायर्थत्व॑नास्तीति ग्रामपशु- | “४ पथ्च अथवा खगादिके लिये 
होना सम्भव नहीं है और इनसे 


खगांदयो न गघ्देरन्‌, गृह्न्ते तु | माम, पश् और खर्गादिका ग्रहण 
कमफलवेचित्रयविशेषा:। यदि | 7 कह देनी वह) पड 
कमफलवैचित्र्यरूप विशेषोका ग्रहण 
च्‌ चबादकाना कमणा तादथ्यमृव, होता ही है। यदि वैदिक कर्म 
संसार एवं नाभ्वविष्यत्‌-.. 'शार्थ ही होते तो ससार ही नहीं 
रह सकता था |# 
अथ तादर्थ्येडपि अनुनिष्पा-,. ्ई०-यबपि कर्मश्रुति मोक्षार्थक 
है, तो भी उसके पीछे निष्पन्न हुए 
दितपदाथखभावः संसार इति ' पदार्थका खभाव ही ससार है, जिस 
प्रकार कि प्रकाश रूपदशनके लिये 
चत्‌ | यथा च रुपदशेनाथं आ । होनेपर भी उससे वहाँ रखे हुए सभी 
पदार्थ प्रकाशित होते ही हैं | [अत 
कमके मोक्षार्थक होनेपर संसार ही 
नहीं रह सकता था? ऐसी शह्झा 
नहीं उठानी चाहिये ]। 


लोके सर्वोष्पपि तत्रस्थः प्रकाश्यत 
एव | 


न; प्रमाणाजुपपत्ते: | अद्गैतार्थ-._ पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योकि इसमे कोई ग्रमाण नहीं हो 

त्वे वेदिकानां कमेणां विद्यासहि- ' सकता | यदि ज्ञानसहित वैदिक 
कर्मोंको मोक्षाथंक माना जाय तो 


# ससारका मूल तो कर्मफल ही हैं । उसीके मोगके लिये उत्तमाधम 
योनियोंकी प्राति होती है | यदि कर्मोंका फल मोक्ष ही माना जाय तो फिर ससारका 
कोई कारण ही नहीं रहता । 





६४० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 

ब्याई 22%, नई ०2, नई जप. पाई ०2 बाई पक नये 3: नया २०2 ब्याई>:2 4 न्याई 3: 0, नयाई >> पक बाई ०-2॥0७, कक, 
तानाम् अन्यस्यानुनिष्पादितत्वे उनसे किसी अन्य पदार्थके अनु- 

निष्पन्न होनेमें कोई प्रमाण नहीं हो 

सकता । इसमें न प्रत्यक्ष प्रमाण हो 
सकता है न अनुमान, और इसीसे 
| आगम प्रमाण भी नहीं हो सकता | 


ग्रमाणानुपपत्तिः । न प्रत्यक्ष ना- | 


नुमानमत एवं च्‌ नागमः | | 


उभयम्‌ « एकेन वाक्येन | पूर्व ०-यदि ऐसा मानें कि नाली 
निकालने और प्रकाश करने आदिके 
। समान एक ही वाक्यसे [ कमफल 
' और मोक्ष ] दोनोका प्रदर्शन हो 
प्रणयनालोकादिवत्‌ । ' जाता है तो १& 


तन्नेवम्‌; वाक्यधमोनुपपत्तेः | लिद्धान्ती-यह बात ऐसी नहीं 

है, क्योंकि ऐसा होना वाक्यका धर्म 

न चएकव्राक्यगतस्थाथस्थ प्रबृत्ति- | नहीं हो सकता | एक ही वाक्यका 

अर्थ प्रवृति और निवृत्ति दोनोंका 

निदत्तिसाधनत्वमवगन्तुं शक्य- | साधन हो-यह नहीं जाना जा 

, सकता । नाली निकालने और 

प्रकाश करने आदिमें तो यह बात 

प्रत्यक्ष देखी जाती है, इसलिये इसमें 
कोई दोष नहीं है । 

यदप्युच्यते मन्त्रा अखिन्रये.. और ऐसा जो कहा जाता है कि 

इस अर्थमें [विद्या चाविया चः इत्यादि] 

दृष्टा इति | अयमेव तु तावदर्थः | मन्त्र देखे गये हैं, सो पहले तो यह 

| विपय ही किसी भी ग्रमाणसे अवगत 

प्रमाणागम्यः । मन्त्रा: पुनः किम | होनेवाला नहीं है | मन्त्र भी क्या 

9 नाली खेती सीचनेके लिये निकाली जाती है) परन्तु वह आचमनादियं 

भी उपयोगी होती है, प्रकाश रूपप्रकाशनके ल्यि क्रिया जाता दै। परन्तु वह 

गमनादि क्रियाअमे भी सहायक होता है, इसी प्रकार एक ही कमंप्रतिपादक वाय्य 

कमफल ओर मोक्ष दोनो की प्रात्रिका कारण हो सकता दहै--यह पूर्वपक्षका अभिप्राय ६ । 


ग्रददर्यत इति चेत्‌ छुल्या- 


ते। कुल्याप्रणयनालोकादावर्थस्य 


अत्यक्षत्वाददापः | 





ब्राह्मण रे ] 


शाइरमभाष्याथ 


६४१ 


न्य:०. व्यापक 0, आई २८2), जय ये पक, व्याद-+-2 2७ व्यापक नया जप: ब्या>%, जहा ८2%, चाह 272, 


अखित्रथ आहोस्विदन्यसिन्रथ 
इति मृग्यमेतत्‌ । तस्माद्‌ ग्रहा- 
तिग्रहलक्षणो मृत्युवेन्धः, तसा- 
न्मोश्षी वक्तव्य इत्यत इदमारस्यते। 
न च जानीसमो विपयसन्धावि- 
वान्तरालेब्वखानम्धजरतीय॑ कौ- 
शलम्‌ | यत्तु मृत्योरतिम्नुच्यत 
इत्युवत्वा ग्रह्मतिग्रहावुच्येते,तत्त्व- 
थेसम्बन्धात्‌ । सर्वोज्य साध्य- 
साधनलक्षणों वन्धः, ग्रह्मतिग्रहा- 
विनिर्मोकात्‌ । निगडे हि निन्ञाते 
निगडितस् मोक्षाय यत्रः क्तेव्यो 


भवति; तसात्तादर्थ्यनारम्भः | 


इसी अर्थमें है ः अथवा किसी अन्य 
अर्थमे है “-यह बात भी विचारणीय 
ही है । अतः ग्हतिग्रहरूप मृत्यु 
वन्धन है, उससे मुक्त होनेका उपाय 
बतलाना है, इसलिये आगेका ग्रन्थ 
आरम्भ किया जाता है। जेसे जाम्रत्‌- 
खप्त आदि दो विषयोकी सन्धिमे स्थित 
होना असम्मव है, उसी प्रकार वैदिक 
कर्मोसे न बन्धन होता है न मोक्ष, 
अपितु बीचकी अवस्था ग्राप्त होती है- 
ऐसी कल्पना भी असंगत है, अत: हम 
इस प्रकार अर्धजरतीय व्याख्या 
करनेकी युक्ति नहीं जानते | + यहाँ 
जो मृत्युसे अतिमुक्त हो जाता है-- 
ऐसा कहकर ग्रह और अतिग्रहका 
वर्णन किया जाता है, वह तो अर्थके 
सम्बन्ससे है, यह सब साध्य- 
साधनरूप वन्धन है; क्योकि 
उसके द्वारा ग्रह् और अतिग्रहसे 
उसकी मुक्ति नहीं होती | बन्धनका 
ज्ञान होनेपर ही उसमें बँघे हुए पुरुपका 
उससे मुक्त होनेके लिये यत्न करना 
आवश्यक होता है, अतः मोक्षके 
लिये ही इसका आरम्भ हुआ है। 


ग्रह और अतिग्रहकी सख्या एवं स्वरूप 
अथ हैन॑ जारत्कारव आतेभागः पप्रच्छ याज्ञ- 





# जसे आघी गाय बूढ़ी हो जाय और आधी जवान रहकर बच्चा देती रहे- 
यह अधंजरतीय कल्पना असम्मव है, उसी प्रकार कर्मकाण्ड साक्षात्‌ मोक्ष या 
बन्धनका नहीं, दोनोंके बीचकी स्थितिका कारण है-- ऐसा अर्थ भी असगत ही है। 


बू० उ० ८२--८२ 


६४२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


या न्याई८- ७ नहा २८2 याद 272: नह >> आ पा 3८2 बहाएं >८>  ब्याई 2220 नयाई ०2; व्याई 222७, नया >2;%, व्या:2: 
वल्क्येति होवाच कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति । अष्टौ ग्रह 
अष्टाबतिग्रहा इति ये तेषष्टो ग्रहा अष्टावतिग्रहाः कतमे त इति! 

फिर उस ( याज्ञवल्क्य ) से जारत्कारव आतंभागने पूछा, वह बोला, 
य्याज्ञवल्क्य ! ग्रह कितने है और अतिग्रह कितने हैं ” [ याज्ञवल्क्य-] 
आठ ग्रह हैं ओर आठ अतिग्रह हैं|” [ आत्तंभाग-] 'वे जो आठ 
ग्रह और आठ अतिग्रह हैं, वे कौन-से हैं ” ॥१॥ 


अथ हैनम्‌-हशब्द ऐतिब्याथः | 
अथानन्तरमश्वल्ले उपरते प्रकृत॑ं 
याज्ञवसक्यं जरत्कारुगोत्रों जार- 
त्कारवः-ऋतभागस्यापत्यमातेभा- 
गः पग्रच्छ । याज्ञवरक्थेति हो- 
वाचेत्यभिम्मुखीकरणाय । पूर्वबत्‌ 
प्रश्नः-कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा 
इति | इतिशव्दो वाक्यपरिसमा- 
प्त्य्थेः | 

तत्र निज्ञातेषु वा ग्रह्मतिग्रहेषु 
प्रश्न: स्यादनिज्ञतिषु वा ? यदि 
ताबदग्रहा अतिग्रहाश्व नि्ञाताः, 
तदा तद्गतस्यापि गुणस सड्डया- 
या निन्नतत्वात्‌ कति ग्रहाः कत्य 


तग्रहा शंत सद्डयांविपय; ग्रश्ना 





अथ हैनम? इसमें ह” शब्द 
इतिहासको सूचित करनेके लिये 
है | अथ-अनन्तर यानी अश्वल्के 
चुप हो जानेपर उस प्रक्ृत याज्ञवल्क्य- 
से जो जरत्कारुगोत्रवाला था, उस 
जारत्कारव आतंभाग---ऋतभागके 
पुत्रने पूछा | वह अपने अभिमुख करने- 
के लिये बोला---'हे याज्ञवल्क्य ! | 
'कितने ग्रह हैं और कितने अतिग्रह 
हैं? यह प्रश्न पहलेहीके समान है । 
इसमें 'इति? शब्द वाक्यकी समाप्ति 
सूचित करनेके लिये है । 
किन्तु यह प्रश्न सम्यक्‌ प्रकारसे 
जाने हुए ग्रह और अतिग्रहंकि 
विषयमें है अथवा न जाने 
हुओंके विपयमे ? यदि ग्रह और 
अतिग्रह सम्यक्‌ ग्रकारसे ज्ञात 
हों तो उनमें रहनेवाला गुण 
जो सख्या हैं, वह भी ज्ञात 
रहेगी, उस अबस्थामें 'प्रह 


| कितने है और अतिग्रह कितने ढं 


ऐसा सख्यातिधयक अन्न उपपन्न नहीं 


ब्राह्मण २ | 


शाइरस्माष्यार्थ 


दछ३ 


रई<<८2५% पक 230- बाई 024, नाई) ४ न्याई 2:22 अई५-८० ७. जे. व्यू ० ७. जाई >>: जाई 22% प्यार * 3४७: यह “7 


नोपपद्यते । अथानिज्ञातास्तदा | होगा । और यदि उन्हें अज्ञात माना 


सह्लयेयविषयप्रश्न इति के ग्रहाः 
केउतिग्रहा इति प्रष्टच्यं न तु 
कति ग्रहाः कत्यतिग्रहा इति प्रश्नः। 

अपि च नि्ञांतसामान्यकेषु 
विशेषविज्ञानाय प्रश्नो भवति- 
यथा कतमेउ्त्र कठाः कतमेउत्र 
कालापा इति | न चात्र ग्रहाति- 
ग्रहा नाम पदार्थों: केचन लोके 
ग्रसिद्धा), येन विशेषाथेः अश्नः 
यात्‌ । 

ननु च अतिमुच्यते' इत्युक्तम , 
ग्रहमृहीतस्य हि मोक्षः; 'स मुक्तिः 
सातिमुक्तिः इति हि हिरुक्तम्‌, 
तसात्पमाप्ता ग्रह अतिग्रहाथ । 


ननु॒तत्रापि चत्वारों ग्रहा 


अतिग्रहाथ्॒निज्ञोता वाक्चक्षुः- 


जाय तो सख्येयविषयक प्रश्न होगा । 
ऐसी दरशामे 'ग्रह कौन हैं और अतिग्रह 
कौन हैं? इस प्रकार प्रश्न करना चाहिये। 
भप्रह्न कितने हैं और अतिग्रह कितने 
हैं? ऐसा प्रश्न नहीं। 


इसके सिवा, जिनके सामान्य 
खरूपका ज्ञान होता है, उन्हींके 
विशेषरूप जाननेके लिये ऐसा प्रश्न 
हुआ करता है, जिस प्रकार [ ये 
ब्राह्मण कठशाखा ओर कलापशाखाके 
हैं--ऐसा सामान्य ज्ञान होनेपर ] यह 
प्रश्न हो सकता है कि इनमे कठ- 
शाखाके कौन-से हैं और कलाप- 
शाखाके कौन-से हैं ” किन्तु यहाँ 
ग्रह और अतिग्रह नामवाले कोई 
पदाथ लोकमें प्रसिद्ध नहीं हैं, जिससे 
कि उनके विशेष ज्ञानके लिये प्रश्न 
किया जाय। 

किन्तु पहले “अतिमुच्यतेः--अति- 
मुक्त होता है-ऐसा कहा गया है 
और मुक्ति ग्रहगृहीतकी ही होती है, 
और वहाँ पवह मुक्ति है, वह अति- 
मुक्ति है! इस प्रकार दो बार कहा 
है, इससे ग्रह और अतिग्रह दोनों- 
हीकी प्राप्ति होती है । 

ज़्ढा-किन्तु वहाँ तो वाक्‌ , 
चक्षु, प्राण और मन--इन चार ग्रह 
और अतिग्रहोंका ज्ञान है ही, अत. 


६३४ 


बुहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


६२... «६२२५... ८२२५० ९2७, 2 ९२25, ९६२५ ६५२. «८२29 (2... ४९६2. ८0. 
प्राणमनांसि, तत्र कतीति प्रश्नों | सम्यक्‌ प्रकारसे ज्ञान होनेके कारण 


नोपपद्मते निश्ञातत्वात्‌ । 
न; अनवधारणाथंत्वात्‌; न 


हि चतुष्ठ तत्र विवक्षितम्‌, इह तु 
ग्रह्मतिग्रहदशने5श्टत्वगुणविवक्षया 
कतीति प्रश्न उपपचद्यत एवं | 
तस्तात्‌ 'स मुक्तिः सातिसुक्तिः! 
इति मुक्त्यतिमुक्ती हिरुक्ते। 
ग्रहातिग्रहा अपि सिद्धाड, अतः 
कतिसह्याका ग्रहाः कति वा 
अतिग्रहा इति एच्छति। इतर 


आह-अष्टों ग्रह्द अशवतिग्रहा 


इति । ये तेड्ों ग्रह अभिहिताः , 


उनके विषयमें “वे कितने हैं? ऐसा 
प्रश्न होना उपपन्न नहीं है । 
समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि वहाँ ऐसा निश्चय नहीं किया 
गया अर्थात्‌ वहाँ यह बतलाना 
अभीष्ट नहीं है कि वे चार ही हैं, 
यहाँ तो ग्रह-अतिग्रह दर्शनमें उनका 
आठ होना-यह गुण बतलाना अमीष्ट 
है, इसलिये वे कितने हैं * ऐसा प्रश्न 
बन ही सकता है। पूर्व ब्राह्मण- 
वाक्यसे “स मुक्ति: सातिमुक्ति ? इस 
प्रकार मुक्ति और अतिमुक्ति दो 
बतलाये गये हैं, इसलिये ग्रह और 
अतिग्रह भी सिद्ध हो जाते है। 
इसीसे आतंभाग यह प्रश्न करता है कि 
ग्रह कितनी सख्यावाले हैं और अतिग्रह 
कितने हैं | इसपर याज्ञवल्क्य कहते 
हैं--आठ ग्रह हैं और आठ अतिग्रह 
हैं | तब आतंभाग पूछता है-वे जो 
आठ ग्रह बतलाये गये, सो नियमसे 


कतमे ते नियमेन ग्रहीतव्या इति १ | किन्हे ग्रहण करना चाहिये ॥१॥ 
५», ४४20१.७९०८०५ 
प्राणादि इन्द्रियोंका यहत्व और गन्घादि विपयोंका आतिग्रह लनिरूपण 


तत्राह- 


इसपर याज्ञवल्क्य कहता है-- 


प्राणो वे ग्रहः सोपपानेनातिग्राहेण ग्रहीतो।पानेन 


हि गन्धान्निप्रति ॥ २॥ 


ब्राह्मण २ ] शाइरमभाष्या् ६३५ 
ब्याक<-2७ ज्यक--3क ज्यक पक व्या्द 2: व्याक 2-38, बक<-: 2 प्याई---स्‍0- "याद "८-७. पाई 3: आकर: > पक ज्याए 3 "यह >- कर, 
प्राण ही ग्रह है, वह अपानरूप अतिग्राहसे गृहीत है, क्योकि प्राणी 
अपानसे ही गन्धोंको सूँघता है ॥२॥ 

प्राणाों ये ग्रहः--प्राण | प्राण ही ग्रह है---आण'शब्द- 

से यहाँ प्राणेन्द्रिय कही गयी है 
क्योंकि उसीका प्रकरण है। वह 
वायुसहितः सः । अपानेनेति , वायुके सहित है | अपानसे अथात्‌ 
गन्वसे | अपान गन्घका साथी है 

गन्धनत्वतत्‌ | अपानसाचवलाद इसलिये अपानको गन्ध कहां गया 
पानो गन्ध उच्यते | अपानोपहुत॑ है, क्योकि सम्पूर्ण लोक अपानद्वारा 
हि गन्ध॑ प्राणेन सर्वों लोको छाये गये गन्धको ही प्राणेन्रिय- 
द्वारा सूँघता है । इसीसे यह कहा 

जिप्नति । तदेतदुच्यते--अपानेन ' ज्ञाता है कि प्राणी अपानसे ही 


इति प्राणमुच्यते, प्रकरणात्‌ । | 


हि गन्धाज्लिप्रतीति ॥ २॥ . गन्घोको सूँघता है ॥ २॥ 
>--ऊ>4 १89. 
बाग वे ग्रहः स नाम्नातिग्राहेण ग़हीतो वाचा हि 
नामान्यभिवदति ॥ ३ ॥ जिह्ा वे ग्रहः स रसेनातिग्राहेण 


ग्हीतो जिहया हि रसान्‌ विजानाति ॥ 8 ॥ चक्षुव ग्रहः 
स रूपेणातिग्राहेण ग्रहीतश्रक्षुषा हि रूपाणि पश्यति ॥५॥ 
श्रोत्रं वे ग्रहः स शब्देनातिग्राहेण ग्रहीतः श्रोत्रेण हि 
शब्दाञ्श्वणोति ॥ ६॥ मनो वे ग्रहः स कामेनातिग्राहेण 
गृहीतो मनसा हि कामान्‌ कामयते ॥ ७ ॥ हस्तो वे ग्रहः 
स कममणातिग्राहेण गहीतो हस्ताभ्यां हि कम करोति॥ ८॥ 
त्वग॒ वे ग्रहः स स्पर्शेनातिग्राहेण गहीतस्त्वचा हि स्पशोन्‌ 
बेदयत इत्येतेए्टो ग्रहा अष्टाव्तिग्रहाः ॥ & ॥ 


६७६ वृहदारण्यको पनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
गई लि-टऋ न्यईस:02प् ब्याद  न्याई 2४७, व्याद>:2 ऋ- व्याई ३०2: व्यास: , जाई (3: जया ०24७ आई ०:2७. व्यापक जाई: 2 

वाक्‌ ही ग्रह है, वह नामरूप अतिग्रहसे ग्रहीत है, क्योकि प्राणी 
वाकसे ही नामोंका उच्चारण करता है || ३ ॥ जिह्या ही ग्रह है, वह 
रसरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि प्राणी जिहासे ही रसोको विशेषरूपसे 
जानता है || 9 ॥ चक्षु ही ग्रह है, वह रूप अतिग्रहसे गृहीत है, 
क्योंकि प्राणी चक्षुसे ही रूपोंको देखता है || ५॥ श्रोत्र ही ग्रह है, वह 
शब्दरूप अतिग्रहसे ग्रहीत है, क्योंकि प्राणी श्रोत्रसे ही शब्दोंकों छुनता 
है || ६ ॥ मन ही ग्रह है, वह कामरूप अतिग्रहसते गृहीत है, क्योंकि 
प्राणी मनसे ही कार्मोकी कामना करता है || ७॥ हस्त ही ग्रह है, वे 
करमरूप अतिग्रहसे गृहीत हैं, क्योंकि प्राणी हस्तसे ही कर्म करता 
है || ८ ॥ बचा ही ग्रह है, वह स्पर्शरूप अतिग्रहसे गृहीत है, क्योंकि 
प्राणी त्नचासे ही स्प्शोको जानता है | इस प्रकार ये आठ ग्रह हैं और 
आठ अतिग्रह हैं || ९ || 


वाग्‌ वे ग्रहः-वाचा द्यध्यात्म- 
परिच्छिक््य आसद्भविषयास्पद- 
या असत्यानृतासभ्यवीभत्सादि- 
वचनेपु व्याप्ततया गृहीतो लोको- 
5पहुतः, तेन वाग्‌ ग्रहः । स नाम्ना- 
तिग्राहेण गृहीतः--स वागाख्यों 
ग्रहः, नाम्ना वक्तव्येन विषयेणाति- 
ग्रहेण, अतिग्राहेणेति देध्य छान्‍्द- 


वाक्‌ ही ग्रह है, क्योकि असत्य, 
अनृत, असम्य एव वीमत्सादि वचनोमे 
प्रवृत्ता आसक्तिकी विषयभूता अध्यात्म- 
परिच्छिन्ना वाकूसे ही गृहीत होकर 
लोक भूछा हुआ है, इसलिये वाक्‌ 
ग्रह है| वह नामरूप अतिग्रहसे गृहीत 
है---वह वाकसंज्ञक ग्रह नाम अथांत्‌ 
वक्तव्य विषयरूप अतिग्रहसे गृहीत है। 
धअतिग्रहेण'के स्थानमें “अतिग्राहेण! 
ऐसा दीर्घ प्रयोग छान्‍्दस ( वैदिक- 
प्रक्रियाके अनुसार ) है। वाक्‌ वक्तव्य 


सं नाम | वक्तव्याथा हि वाक्‌ ; तेन 
वक्तव्येनार्थेन तादर्थ्येन गयुक्ता 
वाक्‌ तेन वशीकृता; तेन तत्काय- 
मकृत्वा नेच तस्या मोक्षः । अतो 


ग्रिषयके ढ्वी लिये होती है, उस वक्तत्य 
अर्थसे उसीके छिये प्रयुक्त होनेतराली 
वाक्‌ उसीके वशीभूत है, अत* उस 
कार्यकोी किये बिना उसका मुर्फि 
नहीं है | इसीसे यह कहा जाता है 


ब्राह्मण २ ] शाडूरभाष्याथे ६४७ 
गई ०22७ व्याई ८-22 भाई 2-2७ यहाई २८23 न्य(>))% ब्यं- २०2 )# न्याई ०-2 2#७- नहर >-22% चहाई ००? व्याई ३22 बहा ८2 व्यापक, 
नाम्नातिग्राहेण गृहीता वागित्यु- | कि वाक्‌ नामरूप अतिग्राहसे गृहीत 
च्यते । वक्तव्यासड्रेन हि ग्रवृत्ता हे, क्योकि वक्तव्यकी आसक्तिसे 
सर्वानयैर्युज्यते । समानसन्‍्यत्‌ । प्रवृत्त होनेपर वह समस्त अनथ्थोंसे 

ले मन है युक्त होती है | शेष मन्त्रोंका अर्थ 
त्येते त्वक्पयेन्ता अष्टों ग्रहाः 


इरप तार बेकार इसीके समान है। इस प्रकार 
न्ताब्वेतेड्शव्तिग्रहा | ये ल्कूपर्यनत आठ ग्रह हैं और 


इति ॥ ३-९॥ स्पशपर्यन्त आठ अतिग्रह हैं ३-९ ॥ 





सव॑भक्षक मृत्यु किसका खाद्य है ? 


उपसंहतेषु ग्रह्मतिग्रहेपु आह | ग्रह और अतिग्रहोंका उपसहार 
पुनः । हो जानेपर आत॑भाग फिर कहता है-- 


याज्ञवल्क्येति होवाच यद्द्‌« सर्व मत्योरन्‍्नं का 
खित्‌ सा देवता यस्या म्रत्युरन्नमित्यप्रिवं सत्य; सोएपामन्न- 
मप पुनमेत्यु जयति ॥ १० ॥ 


“हे याज्ञवल्क्य !? ऐसा आतंभागने कहा, यह जो कुछ है सव 
मृत्युका खाद्य है, सो वह देवता कौन है, जिसका खाद्य मत्यु है! 
[ इसपर याज्ञवल्क्य कहता है-] “अप्नि ही मृत्यु है, वह जल्का खाद्य है । 
[ इस प्रकारके ज्ञानसे ] पुनर्मृत्युका पराजय होता है? ॥१०॥ 


याज्ञवल्क्थेति होवाच, “हे याज्ञवल्क्य |? ऐसा आतंभागने 
दिदं सत्योरतम्‌--यदिद कहा, यह जो कुछ है, सब्र 
यदिदं सर्व सत्योरन्नम--यदिदं अनचाहे लितनो 
व्याकृत॑ सर्व मृत्योरत्नम्‌, सबवे | व्याकृत जगत्‌ है, सब मृत्युका खाद 
है, क्‍योंकि ग्रह्मतिग्रहरूप मृत्युसे 
ग्रस्त होकर सत्र उत्पन्न होता और 
मृत्युना ग्रस्तम---का स्वित्‌ का नु | नाशको प्राप्त होता है,-- अतः वह 


जायते विपचते च ग्रहातिग्रहलक्षणेन 


६७४८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
ब्कॉर्2:० 20 नाई 2-2 ब्याई>:23#%- च्याई ०:20 नया >2% या), "या: या 2०% नया 7 कया नया: ;, 
स्थात्‌ सा देवता, यस्या देवताया | देवता कौन है जिसका मृत्यु भी 
मृत्युरपि अन्न मवेत्‌ “मृत्युय॑स्योप- , खाद्य है, जेसा कि “मृत्यु जिसके 
सेचनम्‌!” (क० 3०१ २। २५) | लिये साग है” इस अन्य श्रृतिसे 
इति श्रुत्यन्तरात्‌ । कहा गया है । 

अयमभिग्रायः. अ्रष्ः-यद्‌ | यहाँ प्रइ्नकर्ताका यह अभिग्राय 


मृत्योमत्यु वक्ष्यति, अनवखथा । है---यदि याज्ञवल्क्यने कोई मृत्युका 
, मृत्यु बता दिया, तब तो अनवस्था- 


25 जा पा पलक । दोष होगा और यदि न बतछाया तो 
. गरहतिग्रहलष्षणान्मृत्योः मोश्षों | (स प्रहमतिग्रहरूप गृत्युसे छुटकारा 
नोपपदते; ग्रह्मतिग्रहम्॒त्युविनाशे ' नहीं हो सकेगा, क्योंकि मोक्ष तो 


हि मोक्षः स्यात्‌; स यदि सत्यो- ग्रहातिग्रहरूप मृत्युका नाश होनेपर 
पि मद ही होगा, अत: यदि कोई मृ॒त्युका 
रपि सृत्युः स्याद भवेद्‌ ग्रहातिग्रह- | . 

लक्षणस आमिनाश न हा । भी मृत्यु होगा, तभी ग्रह्मतिग्रहरूप 
हे है 8 ५ ता | मृत्युका विनाश होगा, इसलिये इस 
दुवेचन॑ अबन॑ मन्वानः प्रच्छति प्रश्नका उत्तर देना कठिन समझकर 


'का स्वित्‌ सा देवता” इति । | पूछता है कि 'वह कौन देवता है ।' 
अस्ति ताबन्म्॒त्योमृत्यु: । पिद्धान्ती-शत्युका मृत्यु तो है। 





ननन्‍्वनवख्ा स्थात्‌ तस्थाप्यन्यो |. शर्व०-तव तो अनवस्था-दोप 
होगा, क्योकि फिर उसका भी कोई 


मृत्युरिति | अन्य मृत्यु हो सकता है । 
नानवस्था; सवेसृत्योमृत्य्यल्त- |. तिद्धान्ती-अनवस्था दोप नहीं 
होगा, क्योंकि जो सबका मृत्यु है, 
राजुपपत्तेः | उसके हछिये किसी दूसरे मृत्युका 
होना संभव नहीं है । 
कथं पुनरबगम्यतेडस्ति मृत्यो- |. एर4०-किन्तु यह कैसे जाना 
मेत्युरिति । जाता है कि मृत्युका झ॒त्यु भी है | 


धाप्ण ५ | 


नयी छः छा ्स 5 और ७ और /#5 ७ 
अर 3३५ , (ना «०... "दामन 2काक. *0...24 “शक... "4७०५ “या. ...३०७ “वाह "५... अप्यल प्याक :)....2७७ नया. "..200» व्यय." >दक ब्याए >> फेक 


त्पात; नग्रित्तायत्‌ सर्यस्थ 
प्टो मसृस्य'. विनाशझुलानू: 
सो5फ्िमज़ते सोडप्रिग्पामन्नमः 
गृहाण तयस्ति मृस्योमृस्युरिति । 
नेने से ग्रदानियदजञातं अल्ष्यते 
मृत्योमृन्युना। तम्मिन बन्धने ना- 
शिने सन्युना मक्षिने संसागन्मोश्ष 
उपपन्ना मयनि । बन्धन दि ग्रहा- 
निग्रदलक्षणमुक्तम्‌. तम्माद मोक्ष 
उपपयत टल्थेलत्‌ प्रसाधितम: 


जनता बन्‍्धमोक्ताय 


शाए ग्भाष्याये ६४९, 


८:५220०. बन पक 
मिद्यन्वी-क्ोंफि ऐसा देखा 
गया है। सबका नाश करनेवाठा 
होनेने -।ग्रि मृत्युरझूप देखा गया 
न भश्नण जाता 
जलफा पाय 

हैं; जन; कद. सना लो कि 
मुन्युक्ा मृत्यु भी है। उस मस्युे 
मृत्युग़्गा सन्पृर्ण ग्रद्मातिम्रदसमुदाय 
सक्षण कर लिया जाता 6। उस 
पाउनको नए उनपर अर्थात्‌ 
्युशग उसका भक्षण कर लिये 
सानपर संसारस मात दाना सम्म 
7 ग्रदानिम्रएरूप कहा 
गया है और उससे मोक्ष होना भी 
समा ऐ--यह बात सिर कर दी 
गयी €ै, अतः उस बन्चनकी नि३त्ति- 


पाए 


है, अनाः यह. अग्नि 


पफ र्‌ 


5 । 


पुरुपप्रयासः हर डिसे पुरुषझा [ आाणादिस्ण ] 
हि . कि « | प्रदत्त संपाड हीता ए। अत, 
सफलणा बात अता5ठपसयात यु त्युको मे 
2 | जान के द्वासा | पुरुष पुनमु 
पुनमत्युम || १० ॥ नीत छता ४ ॥१०॥ 
“5 ई॑5४३ ८ 


पंपरनह ददासानका कस 
याज्ञववक्यति होवाच यत्रायं पुरुषों म्रियत उद- 
स्मात्‌ प्राणाः ऋमन्त्याहो३ नेति नेति होवाच याज्ष- 
वल्क्यो'ज्ंव समवनीयन्ते स उच्छवयत्याध्यायत्याष्मातो 
मतः शेते ॥ ११॥ 


६७५० बृहदारण्यकोपनियद्‌ [ अध्याय ३. 
बयान: व्यास, नस? टेकर बयां: न जे: बाई >> व्याए 2-2: या २८2: "्या् ८, व्याई >> जया >-2फ, नया: 
हे याज्वल्क््य !? ऐसा आतंभागने कहा, (जिस समय यह मनुष्य मरता 
है, उस समय इसके प्राणोंका उत्क्रमण होता है या नहीं ” 'नहीं, नहीं 
ऐसा याज्ववल्क्यने कहा, वे यहाँ ही लीन हो जाते हैं। वह फूल 
जाता है, अर्थात्‌ वायुको भीतर खींचता है और वायुसे पूर्ण हुआ ही मृत 
होकर पडा रहता है? ॥११॥ 
परेण मत्युना मृत्यों भक्षिते | “परमात्मदर्शनरूप परसत्युके द्वार 
परमात्मदशनेन योउ्सो मुक्तो वि- | शत्युके मक्षण कर छिये जानेपर जो 
द्वान सोडय॑ पुरुषों यत्र यसिन्‌ काले | यह मुक्त हुआ विद्वान्‌ दै, वह जब- 
प्रियते, उत्‌ ऊर्ध्व॑म, अस्माद्‌ | गिस समय मरता है, उस समय इस 
त्रह्मविदों प्रियमाणात्‌, प्राणाः-- | 'रनेवराले ब्रह्मवेत्तासे प्राण--वागादि 
बागादयो ग्रह्मः, नामादयश्राति- | * और नामादि अतिम्रह, जो 
ग्रहा वासनारूपा अन्तःख्थाः प्रयो- वासनारूप और भीतर स्थित रहकर 
जकाः क्रामस्त्यूध्व॑म्‌ उत्क्रामन्ति, | >रंणा करनेवाले हैं, उत्कमण करते 
आहोसिन्नेति ! हैं या नहीं ” 
नेति होवाच याज्ञवल्क्यो नो- | याज्ञवल्क्यने कहा, नहीं, वे 
त्क्रामन्ति, अन्रेवासिन्नेव परेणा- | उत्क्रणण नहीं करते | वे यहीं-- 
त्मनाविभागं गच्छन्ति विदुषि |इस परमात्मामें ही अभेदको प्राप्त 
कार्याण करणानि च स्वयोनौ | हो जाते हैं अर्थात्‌ इस विद्वानमें ये 
परत्रह्मसतत््वे समवनीयन्ते एकी- भूत और इन्द्रियर्ग अपने मूछभूत 





भावेन समवसृज्यन्ते, प्रीयन्ते | पल्नह्मसत्तामें एकीमावसे विसृष्ट 
इत्यथें:: ऊर्मय इच समुद्रे । | यानी लीन हो जाते हैं, जेसे कि 
तथा च श्रुत्यन्तरं॑ कलाशब्द- | समुद्मे तरत्लें | इसी प्रकार “ऐसे 
वाच्यानां ग्राणानां परसिन्नात्मनि | ही इस सर्वद्रशकी ये सोलह कहाएँ 
प्रढयं_ दशयति--“एवमेवास्य | पुरुषायण है अर्थात्‌ वे पुरुषकों प्राप्त 
परिद्रट्टरिमाः पोडश कलाः पुरु- | होकर अस्त हो जाती है” यह अन्य 
पायणाः पुरुष॑ ग्राप्यास्तं गच्छ- | श्रुति भी कलाशब्दबाच्य ग्रार्णोका 
न्ति” (ग्र०3०६|५) इति | | परमात्मार्मे छय दिखलाती है । 


धाध्यण 5 ] 


शा ए्‌्रभाष्याथे 


द५२ 


4:59 


हक 25 “5७ बी +7 ७७ केक, 
जय... कम "या. +२ पन्‍्ाक- यह...» पक. “20० “8७० «या. “2०७० “के... .../म जाओ... “..4७ वयहक.......अक, आई 2)0७, व्यर्ट- 77४७ आए “+ थक 


ति परेंणात्मनायिभागं 

हा लए ८5१ 
गरउस्तीति दशितमू। ने तहि 
सृत न हिं, खतथाय॑ यब्गातू से 
उच्द्धायति उन्ठनतां प्रतिपयते, 
आध्मायति यागेन वायुना पूयते 


इतियन , भाष्मातों मृतः शेते 


निय्चेष्ट. । यउन्धननाशण मुक्त 


रस अकार यह दिखलाया गया 
कि ॥ प्राण परमास्माफे साथ अभेदको 
प्राप्त हो जाने #। तंत्र तो यह 
ऊना चाहिये कि यह मगरता ही 
नहीं है; ऐगी यान नहीं ६, यह मरता 
तो हैं, स्पेकि वह उन्छूनभायकों 
प्राप्त होता € अर्थात्‌ फूल जाता है | 
४8 गोेकनीके समान शरीरकों बाग 
ग़युसे असता एं और इस प्रकार 
बरफर मरा गुआ निश्नेष्ट पा 
गहता ह | उस वाक््यका तात्पर्य यद 
दे कि बन्चनका नाश हो जानेंपर 
कही गमन नहीं 


न कचिह्मनमिति वाक्या्ः ११ | दोता ॥२ १॥ 


म्रक्तस्य कि ग्राणा एवं सम- 


वनीयन्ते, आदोम्बित्‌ तत्यबोजक- 


मवि सवम्‌ ? अथ प्राणा एवं, न 


तस्प्रयोजक सर्वम्‌, प्रयोजके विद्य- 


माने पुनः प्राणानां प्रसह्, | "दर हि 
3२ .  गयगा -ओर याद काम-कमादि 
अथ संबमेव कामकर्मादि, ततो 


मोक्ष उपपदयते, उत्पेबम्थ उत्तरः 


ग्रश्न; | 


तो क्या मुक्त पुरुषके केबल 
प्राणाका दी लय होता है अथता 
उसके सत्र प्रयोजकॉका भी ? यदि 
कः कि ग्राण द्वी लीन होते हैं, 
उसके सभी प्रयोजक छीन नहीं होते, 
तो प्रयोजकक्ति विधमान रहते हुए 
पुन प्राणोंकी प्राप्तिका प्रसग हो 


सभीका छय माना जाय तो ही 
उसका मोक्ष होना बन सकता है, 
इस बातको स्पष्ट करनेके लिये ही 
आगेका ग्ररन है--- 


च्ण्रे बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
पक बॉल, न 2 प न-2:%, नई डक बार -2 ४७, आई .2:2 «आई 22% “कई ००% जाई 272: वयक<>:2 ७, आई 


याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रायं पुरुषों प्रियते किमेन॑ 
न जहातीति नामेत्यनन्तं वे नामानन्ता विश्वे देवा 


अनन्तमेब स तेन लोक॑ जयति ॥ १२॥ 

हे याज्ञवल्क्य |! ऐसा आतंभागने कहा, 'जिस समय यह पुरुष 
मरता है, उस समय इसे क्या नहीं छोडता ” [ याज्ञवल्क्य--] “नाम नहीं 
छोड़ता, नाम अनन्त ही हैं, विखेदेव भी अनन्त ही हैं, इस 
आनन्त्यदर्शनके द्वारा वह अनन्त छोकको ही जीत लेता है ॥१२॥ 


याज्वस्क्येति होवाच, यत्रायं | हे याशवल्क्य !? ऐसा आर्तभागने 


पुरुषो प्रियते किमेने न जहा-| थी जिस समय यह पुरुष मर 
आहेतरो-नामेति | जाता है, इसे क्या नहीं छोडता ” 
तीति; -नामेति । से | याजवल्क्यने "नाम? ऐसा कहा | 


समवनीयत इत्यथेः, नाममात्र | तात्पर्य यह है कि सब कुछ छीन हो 


| क 
भरी तिसम्बन्धा जाता है, किन्तु आकृतिसे सम्ब 
तु न लीयत आक्ृतिसम्बन्धात | . गो है) 
हर पं के होनेके कारण केवछठ नाम ही छीन 
नित्य हि नाम, अनन्तं वै नाम | ' 


नहीं होता | नाम तो नित्य है, वह 
नित्यत्वमेवानन्त्य॑ नाम्नः | तदा- , अनन्त ही है। नित्य होना ही 


नन्त्याध् ७ “5 | नामका अनन्तत्व है। उस अनन्तल- 
न्त्यावक्ृता अनन्ता वे विश्व | _ विश 
के अधिकारी विखेदेव भी अनन्त ही 


देवाः | अनन्तमेव स तेन लोक॑ | है | अतः इस दर्शनसे बह अनन्त 
जयति । तन्नामानन्त्याधिक्रतान्‌ | छोककों ही जीत लेता है। अर्थात्‌ 


विश्वान्‌ देवानात्मत्वेनोपेत्य तेना- नामके न अनन्तत्वके अधिकारी 
6५ आ लोक बोंको आत्मभावसे प्राप्त होकर 
नन्त्यदशेनेनानन्तमंब लोक॑ | उस आनन्त्य-दर्शनके द्वारा वह 


जयति ॥ १२॥ | अनन्तलेकको ही जीत लेता है ।१२। 


जा 6: 7 आओ 


जदूण ३२ ] शापूरभाण्यारय ६५३ 
न्यकरट "+ 2० कार, +,.2क० प्यार, 2 फेक न्यक “0.2० न्यकर ..)220० न्यक+ पका७ नयकाए- "2220० “या (पक नया "कक व्याट_-- फेक "या: 22 नकाई(_--- 
माउपाजिसानी दवशाताक उप हों. जानेपर अलतनन्‍त 
हवा पुस्पक़ीं ३ तिका विच्चर 

ग्रद्मातिग्रठरूप॑ बन्वनमुक्त ' अष्म्रइस्स जो मृटुरूप बन्धन 
सृत्यु्ेपम्‌: तस्य चे मृत्यासन्युस॒- कट के 04 कक की 
कम के मृत्युक म्युकी भी सत्ता होनेके 
डायान्माननापयथत । से ये द्वा्ण उससे मोक्ष द्ोना सम्भव 
मोौक्षी पग्रहानिग्रदरूपाणामिदंध :। «& मोक्ष दीपक झान्‍्त हो 
झरने समान ग्रहानिग्रहरूपका 
यहाँ प्रतय हैं जाना है। बेह जा 
ग्रदातग्रहारूय वन्चन मृत्युरूपम्‌, अटातिग्रहसलक मृथुरझूपष बन्यन हं, 


तस्त्र बन प्रयोजऊं तत्स्वरूपनिर्धा- उतीका नो प्रयोजक ४, उसके खख्प- 
१ ४ - ०. का निनय करनेके लिये भ्याज्षबन्क्येति 
ग्गणावामद मार भयत्‌- यान वल्फ्ात « पि कप 
हि 3 3 27030 080 3  होायाचा! यह कण्डिका आरम्भ की 
होयाच । जोगी है 
अत्र केचिंद्‌ वर्ण यन्ति-ग्रहाति-.. यहा कुछ (ज्ञान-कर्मसमुच्चयवादी) 
बेनागे झोग ये 8-- प्रयोजकके 
ग्रदस्य संम्रवोजकस विनाशेडपि '  / कल ह-मााजकाओ 
किला पोपपिरिो ' सछ्ठित ग्रह्मतिग्रहका नाश हो जानेपर 
पत्रिद्यवा ऊपरखानीयया स्वात्म- * खात्मासे. उत्पन्त उपरस्थानीया 
प्रभचया परमात्मनः पारच्छिन्ा ! तल द्वारा परमात्मासे परिच्छितत 
भोज्याय जगतो व्यावृत्तः उच्छि- | जगतूसे व्याब्ृत्त वह 
जल ली आईएस: उच्ट: | दाम्ात्रावशिष्ट ब्रिद्वान्‌ काम और 
नेकामक्तमा अन्तराद्ध व्यवे- | क्रमोंका उच्छेद हो जानेसे अन्तराल- 


| 
तिष्ठने | तस्थ परमात्मकत्वद्श- ! वस्वार्ग रहता है |# परमात्मेकत्- 
2. पड़ छेशाविया उसके बन्वनकी इंठ नंद द्ती, इसलिये इसे ऊपर- 
ख्थानीया ऊटा है | 
# ताटये यह दे क्रि सान-कर्मेसमुसयका अनुष्ठान करनेसे काम-कर्मादि 
प्रयोजकाऊ़े सदित स्थूल सूक्ष्य दोनो देदका नाश दी जानेपर भी यद्रपि उसे मुक्ति 
दी मिएती तो भी पुन, बन्वनकी योग्यता न रहनेऊफे कारण वह भक्ति और 
बन्थनक बीचकरी अबखाम रूता दे । 


प्रछूयः, प्रदीपनियाणवत्‌ । य्तद्‌ 


दि छ 


बृहदारण्यको पनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


च्य्:2 बह 2०2: नई ०-० नाई 22% न: कई 2८%, ब्याई>:2% नया >:2% बयई >:2ऋ नई (३: ऋ, कफ, बट, 


नेन द्वेतदशनमपनेतव्यमित्यतः 
पर॑ परमात्मदशनमारूधव्यम्‌ , 
इत्येबमपवर्गाख्यामन्तरालावस्थां 
परिकब्प्योत्तरग्रन्थसम्बन्ध॑ कु 
न्‍्ति। 

तत्र वक्तव्यम्‌ू-विशीर्णेषु कर- 
कि विदेहस्य | 
णेपु परमात्मदशन- 
श्रवणमनननिदिध्यासनानि कथ- 
मिति; समवनीतग्राणस्स हि 
नाममात्रावशिष्टस्थेति तेरुच्यते | 
पत्र मा) >> 

म्ृतः शेते! इति छ्ुक्तम्‌ । 

न मनोरथेनाप्येतदुपपादयितु 
शकक्‍यते । अथ जीवन्नेबाविद्या- 
मात्रावशिष्टो भोज्यादपाबृत्त इति 
परिकर्प्यते, तत्तु किन्निमित्त- 


मिति वक्तव्यम्‌ | 


बन 


दर्शनके द्वारा उसकी दतदृश्को 
निवृत्त करना है, इसलिये आगे 
परमात्मदरशनका आरम्म करना 
चाहिये | इस प्रकार वे अपबर्गसज्ञक 
अन्तरालावस्थाकी कल्पना करके 
आगेके ग्रन्थका सम्बन्ध लगाते हैं । 


इसमें हमे यह कहना है कि 
इन्द्रियोंके उच्छिन हो जानेपर जो 
देहहीन हो गया है, उसके द्वार 
परमात्मदर्शन तथा श्रवण, मनन एव 
निदिध्यासन किस प्रकार किये जा 
सकते हैं इसपर वे कहते हैं कि 
जिसके ग्राण छीन हो गये हैं. और 
जो नाममात्र अवशिष्ट रह गया है, 
उसीका विद्या्में अधिकार है, क्योंकि 
श्रुतिके द्वारा पहले कहा गया है कि 
“वह मरकर पडा रहता है ।! 

किन्तु मनोरथमात्रसे भी इस 
बातका उपपादन नहीं किया जा 
सकता । और यदि ऐसी कल्पना की 
जाय कि भोज्यबर्गसे व्यावृत्त अविदा- 
मात्रावशिष्ट जीवित पुरुष ही विद्याकों 
अधिकारी है तो यह बतलाना चाहिये 
कि वह किस कारणसे भोग्यवर्गसे 
व्यावृत्त होता हैं |# 








% क्योंकि बिना सम्यग्दर्शनऊे भोय्यवर्गसे वैराग्य नहीं हों सकता । 


ब्राह्मण २ ] 


शाड्ूरभाष्याथ 


द्डण 


चर "्य (3८22७ बा 3८)% प्याई ०-28 ५०८०:७. 72%, बई->:2स्‍% जाई पाई 3:72, नाई 2. यह एज: ऋ ना ८). 


समस्तह्रतेकत्वात्मग्राप्तिनिमि- 
तमिति यद्युच्येत, तत्‌ पूच॑मेव 
निराकृतम्‌ । कर्मसहितेन देंते- 
कत्वात्मदर्शनेन सम्पन्नो विद्वान 
सतः समवनीतप्राणों जगदा- 
त्मत्वं हिरण्यगर्भस्वरूप वा प्राप्लु- 
यात्‌ , असमवनीतग्राणों भोज्या- 
जीवन्नेव वा व्यावृत्तो विरक्तः 
परमात्मदशनाभिम्मखः स्यातू । न 
चोभयम्‌ एकम्रयत्निष्पाधेन 
साधनेन लम्यम्‌। हिरण्यगर्मप्राप्ति 
साधन चेत्‌, न ततो व्यावृत्ति- 
साधनम्‌। परमात्माभिम्मुखी- 
करणस्थ भोज्याद्‌ व्यावृत्तेः साधन 
चेत्‌, न हिरण्यगर्मप्राप्तिसाधनम्‌ । 
न हि यद्‌ गतिसाधन तदू्‌ गति- 
निवृत्तेरपि । 

अथ मत्वा हिरण्यगर्भ ग्राप्य 


यदि यह कहा जाय कि इसका 
कारण समस्त द्वेतैकत्वरूप आत्म- 
दर्शनकी प्राप्ति है तो इसका पहले 
ही निराकरण किया जा चुका है |# 
कममसहित द्वेतैकत्वरूप आत्मदर्शनसे 
सम्पन्न हुआ विद्वान्‌ मरनेपर ग्राणोंके 
लीन हो जानेपर या तो जगदात्ममावको 
प्राप्त हो जायगा और या हिरण्यगर्भ- 
खरूप हो जायगा, अथवा जबतक 
उसके ग्राणोंका छय नहीं होगा 
तबतक वह जीवित रहता हुआ 
ही भोज्यवर्गसे व्यावृत्त यानी विरक्त 
रहकर परमात्मदर्शके अभिमुख 
होगा | दोनों फल एक ही ग्रयक्ञसे 
निष्पन्न होनेवाले साधनसे प्राप्त नहीं 
हो सकते | यदि वह प्रयक्ञ हिरण्य- 
गर्मकी प्राप्तिका साधन होगा तो उससे 
व्यावृत्त होनेका साधननहीं हो सकता, 
और यदि वह परमात्माके सम्मुख करने 
और भोज्यवर्गसे विरक्ति करानेका 
साधन होगा तो हिरण्यगर्मकी प्राप्तिका 
सावन नहीं हो सकता, क्योंकि जो 
गतिका साधन होता है, वही गतिकी 
निवृत्तिका भी साधन नहीं होता । 


यदि कहो कि वह मरकर हिरण्य- 
गर्भको प्राप्त होनेके पश्चात्‌ ढीनप्राण 


ततः समवनीतग्राणो नामाव-। और नाममात्रावशिष्ट होकर परमात्म- 





% क्योंकि अपरविद्यासमुच्चित कर्म द्रिण्यगर्मके भोगकी प्राप्ति करानेवाल् है 


जा 


वह भोज्यवर्गसे निवृत्त करनेवाला नही है-यह बात पहले अध्यायमें कही जा चुकी है। 


द्षद्‌ 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


असर व सिए कर व्याई  आ 32 पतन 3-2 ब्या्:-७- *वर्न 2: वन्य >>) नया: नए पक व >:2;ऋ नया: फक, 


शिष्टः परमात्मज्ञानेडधिक्रियते, 
ततो5सदाद्रथ परमात्मज्ञानोप- 
देशोब्नथकः स्थात्‌ । सर्वेषां हि 
त्रह्मविद्या पुरुषार्थायोपदिश्यते-- 
“तद्यो यो देवानाम! (बु० 
उ० १।४। १० ) इत्याद्यया 
श्रुयया । तसादत्यन्तनिकृष्टा 
शाद्रवाह्येवेय॑ कल्पना । प्रक्ृतं 
तु वर्तयिष्यामः । तत्र केन प्रयुक्त 
ग्रहातिग्रहलक्षणं बन्धनमित्येत- 


ज्ञानका अधिकारी होता है तो हम 
छोगोके लिये तो परमात्मज्ञनका 
उपदेश व्यर्थ ही होगा । किन्तु 
“तदो यो देवानाम्‌” इत्यादि श्रुतिके 
द्वारा ब्रह्मविद्याका उपदेश सभीके 
पुरुषार्थलाधनके लिये किया गया है। 
अत* यह कल्पना अत्यन्त निदकृष्ट 
ओर शाखस्रविरुद्ध ही है । भव हम 
प्रकृत विषयका अनुसरण करेगे। 
यहाँ, यह निश्चय करनेके लिये कि 
वह ग्रह्मतिग्रहरूप बन्चन किसकी 


न्रिदिधारसिपया आह- प्रेरणासे प्राप्त हुआ है * श्रुति कहती है- 
याज्ञवल्क्येति होवाच यत्रास्य पुरुषस्य मतस्याग्निं 
वागप्येति वातं प्राणश्रक्षुरादित्य॑ मनश्रन्द्रं दिशः श्रोत्र 
पृथित्री: शरोरमाकाशमात्मौषधी्लोमानि वनस्पतीन केशा 
अप्सु लछोहितं च रेतश्व निधीयते क्वायं तदा पुरुषों भव- 
तीत्याहर सोम्य हस्तमातेमागावामेबैतस्थ वेदिष्यावो न 
नावेतत्‌ सजन इति । तौ होत्कम्य मन्त्रयाअक्राते तो ह 
यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ यत्‌ प्रशश<सतुः कम हेव 
तत्‌ प्रशश-<सतुः पुण्यो बे पुण्येन कर्मणा मबति पापः पापे- 
नेति ततो ह जारत्कारव आतेमाग उपरराम ॥ १३ ॥ 


” हे याज्षवल्क्य ! ऐसा आतंभागने कहा जिस समय इस खतपुरुष- 
की बाक्‌ अम्निमें छीन हो जाती है तथा प्राण वायुमें, चन्नु भादित्यमें, मन 
चन्दरमामें, श्रोत्र दिशामे, शरीर प्रथित्रीमें, हृदबाकाश भूताकाशमें, झोम 


त्रात्मण २ ] शाइुरभाष्याथ ६०७ 
बकॉ सपे बा: 2, च्यक ८-72 या: --फक व्याई--2७ >्याब ८2), "याद: ८)" जया 2]00 "ाई<>:20० व्यरदस-2 ७ चर 32७. "वाई ५222, 
ओपबियोम और केश वनस्पतियोमे लीन हो जाते हैं तथा छोहित और वीये 
जलपे स्थापित दो जाते है, उस समय यह पुरुष कहाँ रहता है, '[याज्ञवल्क्य-] 
हे प्रियदर्शन आतंभाग ! त्‌ मुझे अपना हाथ पकडा, हम दोनो ह्वी इस 
प्रश्नका उत्तर जानेंगे; यह प्रश्न जनसमुदायमें होने योग्य नहीं हे ॥? 
तत्र उन दोनोने उठकर [ एकान्तमे ] विचार किया । उन्होंने जो कुछ 
कहा बह कर्म ही कहा, तथा जिसकी प्रशसा की वह कर्मकी ही प्रशसा 
की | बह यह कि पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यत्रान होता है और पापकर्मसे पापी 
होता है, इसके पीछे जारुकार्र आतंभाग चुप हो गया ॥१३॥ 


यत्रास्य पुरुषस्यासम्पग्दशिनः... जिस्त समय इस सम्यग्ज्ञानहीन 
शिर एवं हाथ आदि अबयबोंत्राले 
शिरःपाण्यादिमतों मतस्य वागप्नि- | शत पुरुषकी वाक्‌ अ्निमे लीन हो 
जाती है, प्राण वायुमें छीन हो जाता 
मप्येति, बात॑ प्राणो5प्येति, चक्षु- | है और चक्षु आदित्यमें छीन हो जाता 
कि है---इस प्रकार “अप्येतिः इस 
राद्त्यमप्यतांत सवंत्र सम्बध्य- क्रियापदका सर्वत्र प्म्बन्ध है । 
| इसी प्रकार मन चन्द्रमामे, श्रोत्र 
दिशामे, शरीर प्रथिवरीमें, आत्मा 
पृथिवी शरीरम्‌, आकाशमात्मेति, आकाशर्म---आत्मा” शब्दसे दा 
35282 कक डे 
अत्रात्मा अधिष्ठानं हृदयाकाश- 7 कै वह आकाशमें छीन 
त् पष्टान हू 5 जात है--छोम ओपधिमें छीन हो 
जाते हैं, केश वनस्पतियोमें विलुप्त 
हो जाते है और लोहित तथा शुक्र 
जलमें स्थापित हो जाते हैं-- 
लक 'निधीयते? यह क्रियापद छोहित और 
चनस्पतानापयान्त कशाः; अप्सु | झुक्रके पुनर्ग्रहणको सूचित करनेवाढछा 
है [ क्योंकि जो वस्तु कहीं स्थापित 
लोहित॑ च रेतश्व निधीयत इंति होती या रखी जाती है, उसको पुन, 
पुनरादानालइ्म्‌ । ग्रहण किया जा सकता है ] । 
सर्वत्र हि वागादिशव्देन | यहाँ वागादि शब्दोंसे सर्वत्र देवता 
बू० उ० ८२--८७ 


ते । मनथन्द्रमू, दिशः श्रोत्रम्‌, 


मुच्यते; से आकाशमप्येति; 


ओपधीरपियन्ति लोमानि; 


५८ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्कॉ पटक नेट, बह टन फऋ या. ४७. नाई 2, या <०2:%, न्याई 20, जहा: व्या:> बई<3-; 


देवताः परिशह्यन्ते, न तु करणा- 
न्येवापक्रामन्ति प्राडमोक्षात्‌। तत्र 
देवतामिरनधिष्ठितानि करणानि 
न्यस्तदात्राद्यपपानानि, विदेहश् 
कर्ता पुरुषो5स्व॒तन्त्रः किमाश्रितो 
भवति ? इति पृच्छयते-क्काय॑ तदा 
पुरुषो भवतीति, किमाश्रितस्तदा 
पुरुषी भवति १ इति; यमाश्रय- 
माश्रित्य पुनः कार्यकरणसद्बात- 
मुपादत्ते, येन ग्रह्मतिग्रहलक्षणं 
वन्धनं प्रयुज्यते, तत्‌ किम्‌ १ इति 
ग्रश्नः | 
अन्रोच्यते-स्वभावयरच्छाका- 
लकमंदेवविज्ञानमात्रशन्यानि वा- 
दिभिः परिकल्पितानि; अतो 
इनेकविग्रतिपत्तिखानत्वा नव ज- 
स्पन्यायेन वस्तुनिर्णयः | अन्न 
वस्तुनिणयं चेद्च्छसि, आहर 
सोम्य हस्तमातभाग हे, आवामेव 


एतस्य ल्वत्पृष्ट्य वेद्तिव्यं यत्‌, 


ही ग्रहण किये जाते हैं, मोक्ष होनेसे 
पूर्व इन्द्रियोंका उच्छेद नहीं होता। 
उस अयस्थामें देवताओंसि अनधिष्ठित 
इन्द्रियाँ कर्ताके हाथसे छूटे हुए 
दरॉत आदि औजारोके समान हो 
जाती हैं, अत* अखतन्त्र कर्ता पुरुष 
देहहीन होनेपर किसके आश्रित रहता 
है ? यही “कार्य तदा पुरुषो भवतिः 
इस वाक्यसे पूछा जाता है, अर्थात्‌ 
उस समय यह पुरुष किसके 
आश्रित रहता है * जिस आश्रयको 
आश्रित करके यह पुनः कार्य-करण- 
सधातको अहण करता है और 
जिसकी ग्रेरणासे ग्रह्मतिग्रहरूप वन्धन 
प्राप्त होता है, वह आश्रय क्‍या है 
ऐसा प्रइन है | 

इस विषयमें यह कहा जाता है- 
वादियोने स्वभाव, यदच्छा, काल, 
कर्म, देव, विज्ञानमात्र और झत्य 
ऐसे अनेकों आश्रयस्थानोकी कल्पना 
की है, इसलिये अनेक विरोधोका 
स्थान होनेके कारण केवल जल्पन्याय- 
से वस्तुका निर्णय नहीं हो सकता। 
इस विषयमें यदि तुम वस्तुका निर्णय 
सुनना चाहते हो तो है प्रियदर्शन 
आततंभाग ! तुम मुझे अपना हाथ 
पकडाओ | तुम्हारे प्रश्नका जो ज्ञातत्य 


प्राह्मण २ ] शाउरभाष्याये द्षष 
>> "का 7-3७ "का -8.2७ व्याई “3 नया. न 27.20. आई) व्यरे<2]७७ व्य > ?- ज (“2 व्का 2 कट 
वेदिष्यायों निरूपयिष्याव:; क- | है, उसे हम दोनों ही मिलकर निरूपण 
स्मात्‌ ? न नो आवयोरेतहस्तु ; करेंगे। क्यों ? क्योकि हम दोनो 


सजने जनसमुदाये निर्णेतुं शक्य-| जनप्तमुदायमें निर्णय 
नहां कर सकते; इसलिय इसका 


ते अत एकान्त गामष्यावा । विचार करनेके लिये एकान्तमे 
विचारणाय । | चहेगे । 

| हेत्यादि श्रुतितचनम्‌ , तो | 'तो ह! इत्यादि श्रुतिका वचन 
है; उन याज्ञवल्क््य और आतंमागने 
एकान्तमे जाकर क्या किया * सो 
कि चक्रतुः ? इत्युच्यते-तो | बतलाया जाता है--उन्होंने जन- 
होत्करम्प समनादेशान्मन्त्रयाश्व- : सेमुदाययुक्त स्थानसे निकलकर 


ने; आदो लोक्यादि | परस्पर विचार किया | पहले लोकिक 
कक दे के के आओ बादियोंके पक्षोमेसे एक-एककों लेकर 


मक़क पारगृह्य विचारितवन्ता ।। मीमासा की | इस प्रकार मीमासा कर 


ता ह चाय यदचतुरपाह्य पूवे- | समस्त पूर्व पर्क्षोका निराकरण कर 
6 | उन्होने जो कहा, सो सुनो, वहाँ 


पश्षान्‌ सबानिव, तच्छणु; 

कक! पी उन्होंने पुन -पुन कर्मको ही आश्रय 
हव आश्रय उन उनः कायकरणा- ॥र्थत्‌ देह और इन्द्रियोंके ग्रहणका 
पादानहेतुं तत्तत्रोचतुरुक्तवन्तों | | हेतु बतछाया | इतना ही नहीं, 


] स्वीकार किये हुए काछ, 
न केबलम्‌; कालकर्मदेवेश्वरेष्व- ले 
; कर्म, देव, इख्र आदि हेतुओमे भी 


तुस्तो, कम हब तत्‌ प्रशशंसतुः । | कर्मकी ही की । 


याज्वल्क्यातंभागावेकान्तं ग॒त्वा 


यस्मान्रिधौरितमेतत्‌ कर्म- |. क्योंकि पुनः-पुनः यही निश्चय 
प्रयुक्त ग्रह्मतिग्रहादिकायेकरणों- | किया गया है कि ग्रह्मतिग्रह्मद्रूप 


६६० ' वृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 

ब्कट फर याद से: कक न्याई 2, नाईट: ब्य्द >:०:% व्यद (>> पक वयाई ०:74 व्यय) ्ईक व्य 2-2७ चई 3८, व्याई>2 
+ छू ॥ हे कर्मजनित 

पादानं पुनः पुनः, तस्मात्‌ पुण्यो बे कार्य-करणसधातका ग्रहण ् 
शास्रविहितेन पृण्येन कर्मणा है, इसलिये पुरुष पुण्य यानी शात्र- 
ति, तह्िपरीतेन विपरीतों विहित कर्मसे पुण्य ( पुण्ययोनियुक्त ) 
भंवात, ता रू होता है और उससे विपरीत पापकर्मसे 
भवति पापः पापेन--हत्येव॑ पापयोनियुक्त होता है---इस प्रकार 
याज्ञवल्क्येन अश्नेषु निर्णतिषु, श्ल्यद्ारा प्रर्नोका निर्णय हो 

वि जानेपर याज्ञवल्क्यको वादके द्वारा 
तताउराक्सप्रकम्पल्लादू याज्ञ- उत्तिद्वान्ससे विचलित करना अशक्य 
वल्क्‍्यस्, ह जारत्कारय आतभाग समझकर जारत्काख आरतंभाग चुप 
उपरराम ॥ १३ ॥ हो गया ॥ १३॥ 


-शिककक--- 
इति बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये तृतीयाध्याये 
द्वितीयमार्तभागब्राह्मणम्‌ || २ ॥ 





तक [00 हक 
दशक क्राह्वण्‌ 
सा २72“ 245 37 

याज्ञवल्क्य-भुज्युसंवाद 
अथ हैनं अुज्युलाद्यायनिः | 'अथ हैन भुज्युल्यायनि, 
पप्रच्छ । ग्रहातिग्रह- ! पप्नच्छ! | ग्रह्मतिग्रहरूप बन्धनका 
े ! वर्णन किया गया | जिस सम्रयोजक 
लक्षण बन्धनसुक्तस्‌; | बन्धनसे मुक्त हुआ पुरुष मुक्त हो 

| / 
यसात्‌ सप्रयोजका- जाता है 3 कल कक 
ना , वह संसारको ग्राप्त होता है, व 

हा ब्यते,: बेन वा 'ईः | बृत्यु है। उससे मुक्त होना सम्भव 
ससराते, स मृत्यु;। तसाच साक्षः है, क्योकि उस मृत्युका मृत्यु भी 
उपपचद्यते, यसान्सत्योमत्युरस्ति । है । और जो मुक्त है, उसका कहीं 
मुक्तम च न गतिः क्चित्‌, | "न नहीं होता, क्योंकि वह तो 
पत्ता -._ प्रदीपनिवाणके समान सबका उच्छेद 
से नाममात्रावशाः देकर केवल नाममात्र अवशिष्ट रह 
प्रदीपनिवोणवत्‌--शति चाव- । जाता है--ऐसा निश्चय किया जा 

घृतम्‌ । । चुका है | 
तत्र संसरतां मुच्यमानानां च | उनमें ससारबन्धनको प्राप्त और 
मुक्त होते हुए देह और इन्द्रियोंका 
अपने कारणसे ससर्ग होना समान 
5 होनेपर भी मुक्त पुरुषोंको उनका पुन: 
मोक्षतमव 3 फीनामत्यन्तसंव हे सर्वया अग्रहण होता है, और 
अनरडपादानय ; संस | जिसकी ग्रेरणासे ससारमे आनेवाले 
रतां तु पुनः पुनरुपादानं येन ' पुरुषोंको उनका पुनर्ग्रहण होता है, 
वह कर्म है--ऐसा विचारपूर्वक 
निर्णय किया गया है | उस (कर्म) 
धारितं विचारणापूवंकम्‌ । तत्क्षये | का क्षय हो जानेपर जो नाममात्र 


पू्वे वृत्ता- 
नुवादः 





कार्यकरणानां. स्व- 
शुमाशुभ- कारणसंसर्गे 
कर्मशये एवं रिंग समाने 





प्रयुक्तानां मव॒ति, तत्‌ कम इत्यव- 


बद्द्र 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


बट फर नई 0 न उ29० नरक बट नई ४ ब्यॉट-2 24७: व्याई 9७, व्याइ पर व्यापक या ९०८2 ७, आई: 


च नामावशेपेण सर्वोत्सादो 
हु ५ ९ 
मोक्षः | तच्च पुण्यपापारूय कम, 
धुण्यों वे पुण्येन कमणा भव॒ति 
पापः पापेन!ं (ब्यु० उ० ३। 
२। १३) इत्यवधारितत्वात्‌ ; 
एतत्कूतः संसारः । 

तत्रापुण्येन स्थावरजज्भमेषु स्व- 
लता भावदुःखबहुलेपु नरक- 

# 0 ७. [कप 
फललनिरासा- विय॑वग्रतादेपु च॒ 
योत्तरजाद्ष गम्‌ ट 
दुःखमनुभवति पुनः 

पुनजायमानो प्रियमाणस्वेत्येतद्‌ 
राजवरत्मंबत्‌ स्वंलोकप्रसिद्धम्‌ । 
यस्तु शास्त्रीयः धुण्यों वे पुण्येन 
कर्मणा भवति! तत्रेबादरः क्रियत 
इह श्रुत्या । पुण्यमेव च कर्म स्व- 
पुरुपारथंसाधनमिति सर्वे थ्रुति- 
स्व्ृतिवादाः । मोक्षस्यापि पुरुपार्थ- 
त्वात्‌ तत्साध्यता ग्राप्ता। यावद्याव- 
स्पुण्योत्कपः तावत्तावत्फलोत्कर्प- 
प्राप्ति; तस्ादुत्तमेन पुण्योत्कर्पण 


शेष रहकर बाकी सबका उच्छेद हो 
जाता है, उसे मोक्ष कहते है | वह कर्म 
पुण्य और पाप सज्ञावाल्व है, क्योंकि 
धुुण्यकर्मसे पुण्यशरीरयुक्त होता है 
और पापकर्मसे पापशरीरयुक्त” ऐसा 
पहले निश्चय किया गया है, इसका 
किया हुआ ही ससार है। 


उनमें पापकर्मसे जिनमें स्वभावतः 
ही दु खकी अधिकता है, उन नरक, 
तिर्यक्‌ एवं प्रेतादि स्थावर-जगम- 
योनियोंमें पुनः-पुन. जन्म और 
मरणको प्राप्त होता हुआ पुरुष दु.ख 
अनुभव करता है---यह बात राज- 
मार्गे समान समस्त जगतमें 
प्रसिद्ध है | यहाँ श्रुति 'पुण्यो वे 
पुण्येन कर्मणा भवति! इस वाक्यसे 
प्रतिपादित जो शाजझ्लीय मार्ग है, 
उसीमे आदर करती है। पुण्यकर्म ही 
समस्त पुरुषार्थोक्षा साधक है-- 
ऐसा समस्त श्रुति-स्मृतियोंका सिद्धान्त 
है | अत, पुरुषार्थ होनेके कारण 
मोक्षका भी उस पुण्यकर्मसे साध्य 
होना प्राप्त होता है। जितनी-जितनी 
पुण्यकी उत्कृष्टता होती है, उतनी- 
उतनी ही फलल्‍्की उत्कृष्टता प्रात 
होती है, इसलिये ऐसी आशगका 
हो सकती है कि उत्तम पुण्योत्कर्मसे 


ब्राह्मण ३ | 


शाइरभाष्याथे 


च्द्रे 


ब्वर्ईक बाई सटे प, च्याई:-*-ब जई>7 ७ नई 2 कन्या <>:2;%- न्याई ८2% ्याद >2स्‍40- व्याई ०2% न्यहं 20% "या ८०2, बर्ट>22 


मोक्षो भविष्यतीत्याशज्ञा सात , 
सा निवर्तयितव्या | ज्ञानसहितस्य 
च प्रकृष्य कर्मण एतावती गतिः, 
व्याकृतनामरूपास्पदत्वात्‌ कमेण- 
सत्फल्य च; न लकायें 
नित्येड्व्याकृतथधमिणि अनाम- 
रूपात्मके क्रियाकारकफलस्वभाव- 
वर्जिते कमेणो व्यापारोडस्ति; 
यत्र च व्यापारः स संसार 
एवेत्यस्याथस्य प्रदशनाय ब्राह्मण- 


मारभ्यते । 

यत्तु केथ्रिदुच्यते-विद्यासहित॑ 

कर्म निरमिसन्धि विष- 

विथ्वासदहितिस्य हि 
करमंण एव. & यीदवत्‌ कार्यान्तर- 
मोक्षजनर ल- सारभत इति; तन्न; 
मित्यनूच ग 
दूधवति. न रम्यत्वान्मोक्षस्प। 
मोक्ष; न कार्यम्ूतः; बन्धन 
चाविद्येत्ववोचाम; अविद्यायाश्र 





मोक्ष ग्राप्त होगा, सो इसकी निवृत्ति 
करनी चाहिये | ज्ञानसहित प्रकृष्ट 
कमकी तो इतनी ( संसारमात्र ) ही 
गति है, क्योंकि कर्म और उसके फल- 
के आश्रय व्याकृत नाम-रूप ही हैं । 
जो किसीका कार्य नहीं है, उस नित्य, 
अव्याकृतधर्मा, नामरूपरहित, क्रिया- 
कारकफलछखभावहीन मोक्षमे कर्मका 
कोई व्यापार नहीं हो सकता, और 
जहाँ व्यापार है, वहाँ संसार ही 
है-इस बातको प्रदर्शित करनेके 
लिये ही यह ब्राह्मण आरम्भ किया 
जाता है। 


कुछ छोगोंका जो कथन है कि 
फलाकाक्षासे रहित होकर किया 
हुआ विद्यासहित कर्म विष और दचि 
आदिके समान कार्यान्‍्तरका आरम्म 
करता है,# सो ठीक नहीं है,क्योकि 
मोक्षका आरम्भ होनेवाला नहीं है।मोक्ष 


बन्धननाश एवं हि | तो बन्धनका नाशमात्र ही है, वह 


किसीका कार्य नहीं है और 
बन्धन अविया है---ऐसा हम कह 
चुके हैं | तथा अविदययाका कर्मसे 





# तात्परय यह है कि जिस प्रकार केवल विष और दही मृत्यु तथा ज्वरादिके 


कारण होते हैं किन्ठु ओषधविशेष और शर्कराके साथ सेवन किये जानेपर वे ही 
आरोग्यवर्द्धक हो जाते हैं, उसी प्रकार यद्यपि केवल कर्म बन्धनका कारण है, तथापि 
निष्काम ओर ज्ञानके सहित होनेपर वही मुक्तिका कारण हो जाता है । 


द्द्छ 


बट 2५ बई<<2, बऑ्ट-2:, नई 2:2७ बा <<039७- “ाईक्‍०-0० 


न कमेणा नाश उपपद्चते, दृष्ट- 
विषयत्वाच कर्मसामथ्यस्प । 


उत्पच््याप्तिविकारसंस्कारा हि कर्म- . 


सामथ्यंस्य विषयाः । उत्पादयितुं 
प्रापयितुं विकतु संस्कतु च साम- 
«ये कर्मणो नातो व्यतिरिक्तवि- 


पयोउस्ति कमंसामथ्येस्थ, लोके : 


अप्रसिद्धत्वात्‌ू; न च मोक्ष एपां 
पदार्थानामन्यतमः, अविधद्यामात्र- 
व्यवहित इत्यवोचाम | 


बाठम , भवतु केवलस्थेव . 


कर्मण. एवंस्वभावता, विद्यासं- 
युक्तस्य तु निरभिसन्धेः भवत्य- 
न्यथा स्वभावः। दृष्ट हन्यशक्ति- 
त्वेन निज्ञोतानामपि पदार्थानां 
विषदध्यादीनां विद्यामस्त्रशकरा- 
दिसंयुक्तानामन्यविपये सामथ्यम्‌ । 
तथा कर्मणो5प्यस्लिति चेत्‌ ! 

न, प्रमाणाभावात्‌ । तत्र हि 


बृह्दारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 

च्ब <2७, 22.९)... ८०..८<5... 
नाश होना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि 
जिनमे कर्मका सामर्थ्य है, वे विषय 
| तो प्रत्यक्ष हैं | उत्पत्ति, प्राप्ति, विकार 
और सस्कार ही करके सामर्थ्यके 
' विषय हैं| उत्पन्न करने, प्राप्त 
कराने, विकार करने और सस्कार 
करनेमें ही कमका सामर्थ्य है, कर्मके 
सामर्थ्यका इनसे भिन्न कोई विषय 

नहीं है, कारण, छोकमें कर्मके 
सामथ्येका कोई अन्य विषय प्रसिद्ग 

नहीं है, और इनमेंसे ही किसी 
एक पदार्थका नाम मोक्ष है नहीं, वह 
तो केवल अवियासे ही व्यवधानयुक्त 
है---ऐसा हम कह चुके हैं । 
पूर्व ०-ठीक है, केव कर्मका 

ऐसा ही खभाव रहे, किन्तु जो 
ज्ञनसहित और फलाशासे रहित है, 

उसका दूसरा स्वभाव है | यह वात 

देखी गयी है कि जो अन्य शक्तिवाले 

माने गये है, उन विष एवं दधि आदि 

पदार्थोका विद्या, मन्त्र एवं शर्करादिसे 
संयुक्त होनेपर अन्य विषयमें सामर्थ्य 
हो जाता है। इसी प्रकार विद्या- 
सहित कर्मका भी अन्य खभात्र हो 
सकता है-- ऐसा माना जाय तो ? 


| पविद्धान्ती-ऐसा नहीं हो सकता, 
क्योंकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है | 


ब्राह्मण ३ ] शाइ रभाप्यार्थ च्द्५ 
ज्कर >% का? प्रक- न" फक नया नत?ंक व्याई 20 जाय 2%- "आई 3-2) "्याई- ८2 ब्याई: 0 ६०-४७ व्याई : २:4७ नया: 2क०- 
कर्मण उक्तविषयब्य॒तिरेकेण वि- यहाँ कर्मके उक्त विपयोसे भिन्न 

किसी अन्य विपयमें सामर्थ्य होनेका 
पयान्तरे सामथ्यौस्तित्वे प्रमाण | ये विपयर्म सामध्य होनेका 


। न प्रत्यक्ष प्रमाण है, न अनुमान है, 
ने उ्त्यक्ष नाजुमान नापसान ज्ञ उपमान है, न अर्थापत्ति है और 
नाथोपत्तिने शब्दोउस्ति । ' न झब्दप्रमाण है । 

ननु फलान्तराभावे चोदना- पूर्व ०-किन्तु [नित्य और 
निष्काम कमोंका मोक्षके सित्रा ] कोई 

न्यथानुपपत्तिः प्रमाणमिति | न॒ अन्य फरू न होनेपर किसी अन्य 
5 ० ०६६ कह कल कारणसे इनकी विधिकी उपपत्ति न 
है नत्याना करणा चशाजनन्‍्न्‍या- होना ही उसमें [ अर्थापत्ति ] प्रमाण है। 


येन फल कर्प्यते, नापि श्रुतं[ तात्पर्य यह है कि ] नित्य कर्मोका 
विश्व॑जितन्यायसे तो कोई फल कल्पना 
फूलमस्ति; चाचन्ते च तानि। किया नहीं जाता और उनका कोई 
श्रुत फल भी है नहीं; तथा उनकी 
विधि हैँ ही; इसलिये परिशेपत 
गम्यते; अन्यथा हि पुरुषा न मोक्ष दही उनका फछ है--ऐसा 
जाना जाता है | नहीं तो पुरुषोंकी 
उनमे प्रवृत्ति ही नहीं होगी। 
ननु विश्वजिन्न्याय एव आ-.. तिद्धान्ती-तब तो यहाँ भी विश्व- 
, जितन्याय ही आ जाता है, क्योंकि 
यातो मोक्ष फलस्थ कल्िपत- मोक्षरूप फलछकी कल्पना की गयी है । 
१. (बिश्वजिता यजेत?--विश्वजित्‌्यागसे यजन करें--इस वाक्यमें याग- 
कतंव्यतारूप विधि देखी जाती है | दस विधिका कोई नियोज्य पुरुष होना चाहिये 
अर्थात्‌ वह बतलाना चादिये कि विश्वजित्‌ यागसे कौन यजन करे। तो वहाँ 'स 
खर्गः स्पात्‌ सर्वान्‌ प्रत्यविशिष्टत्वात्‌? अर्थात्‌ “जहाँ किसी कर्मका कोई विशिष्ट फल 
न बतलाया गया हो, वहाँ उसका फल स्वर्ग ही समझना चाहिये, क्योंकि स्वर्ग सभी 
कर्मोंका सामान्य फल है? इस न्यायसे खर्गकाम ( खर्गकी इच्छावाला ) ही विश्व- 
जित्‌ यागका नियोय्य है--ऐसी कल्पना कर ली जायगी | यही विश्वजित्‌न्याय है । 


पारिशेष्यान्मोक्षुस्तेपां फलमिति 


प्रवर्तरन । 





घ्द्द वृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
बॉ नया 2: 23% नया >-2 न्य >-2फ%- बम: नाई 222७ व्याद >> बा >> नाई 27 ब्या>८- प, बका 3 पक यान, 


त्वात्‌ । मोक्षे वान्यस्रिन्‌ वा, मोक्ष अथवा किसी अन्य फलकी 
फलेउ्कस्पिते पुरुषा न अवर्तेर-, ता न करनेपर उस्पोंकी गति 
हा करे ! नहीं होगी, इसीसे विश्वजित्‌यागके 
न्निति मोक्षः फर्ल कर्प्यते श्रुता- सगैरूप फलके समान यहाँ हुवा 
थापच्त्या, यथा विश्वजिति । नन्‍्वे- पत्तिसे मोक्षरूप फलकी कल्पना की 
वं सति कथमुच्यते विश्वजिन्न्या- जाती है । किन्तु ऐसी स्थितिमें यह 
< हे न कैसे कहा जाता है कि यहाँ विश्वजित्‌- 
रे रे 08 मी 6... न्याय नहीं है। फलकी कल्पना भी 
ते विश्वजिन्न्यायश्व न भवतीति की जाती है और विश्वजितन्याय 


विप्रतिपिद्धमभिधीयते । भी नहीं है--- यह कथन तो विरुद्ध है। 


मोक्षः फलमेव न भवतीति '. यदि कहो कि मोक्ष तो किसीका 
! फूल ही नहीं है तो यह भी ठीक 


ज_ ८5 जि 
चेन्न, प्रतिज्ञाहनात्‌। कर्म कार्यो- नहीं, क्योंकि इससे तुम्हारी प्रतिज्ञा 


न्तरं विषद्ध्यादिवदारभत इति भंग होती है | तुमने यह प्रतिज्ञा की 
मात चेन्मो ' है कि विष और दधि आदिके समान 
हि प्रतिज्ञातम्‌ न्मोक्षः | > थे के 
हे ह ५ जे | ॥ हे | [नित्य और निष्काम ] कर्म 
कमंणः काय फलमेव न भवतीति | कार्यान्‍्तरका आरम्म करता है| यदि 
सा प्रतिज्ञा हीयेत | कर्मकार्यत्वे वह मोक्ष कर्मका कार्य--फल ही 
व स्व दिफलेशओं: न हो तो वह प्रतिज्ञा भग द्वो जाती 

च मोक्षसय | वि- है | यदि मोक्ष कर्मका कार्य है तो 
शषों वक्तव्यः अथ कमकार्ये | खर्गादि फलोसे उसका 20 वतढावा 
अंवोति /मिलानों कप फे चाहिये और यदि वह कमेका कार्य 

न / पत्यानों कमंणा फछ नहीं है तो मोक्ष नित्य कर्मोंका फठ 
मोक्षः/इत्ययया वचनव्यक्ते: को5थे | है? इस वाक््यका क्‍या अर्थ होगा-- 


१. जहाँ कोई बात स्त्रीकार किये बिना किसी श्रुत अर्थमें आपत्तिया 
अनुपपत्ति आती हो, वहां उसे स्वीमार करनः पड़ता है--बही श्रुतार्यापत्ति प्रमाण 
है। मोक्षरूप फल स्वीकार किये बिना नित्यकर्मोमें किसीफी प्रवृत्ति न दोनेंते 
उसकी विधि व्यर्थ हो जायगी, इसलिये श्रुतार्थापत्ति प्रमाणसे वह स्वीगाए 
करना पड़ता है | 





ब्राह्मण ३ |] शाहरभाष्याथे 5६७ 
ज्व>22.... बक:22७. न 2 नई 22७ ज्यों >:2)% कर: न्यक>:..% नई 3: >ं: 29, आई 3 नाई ०:23 पाई 3:22 
इति वक्तव्यम्‌ | न च कार्यफल- यह बतलाना चाहिये । “कार्य! और 
0 5 फल? शब्दोके भेदमात्रसे ही किसी 
शब्दभदमाजंण पवशप शक्‍यः 
शहर भेदकी कन्पना नहीं की जा सकती। 
कल्पायतुम्‌ । अफल च माक्षः, | ्लोक्ष किसीका फल नहीं है और 
नित्येथ्व कर्ममिः क्रियते; नित्या- | नित्य कमेंसे होता है, वह नित्य 
3 “पे ९ ८ | कर्मोका फल है और कार्य नहीं 
नो कमणा फलम्‌ न कायम; शांत 
हे है कि है है---यह सब विषय तो विरुद्ध ही 
चपोष्थों विग्नतिपिद्रोंइमिधीयते | कह्दा जाता है, जैसे कोई कहे-'अग्नि 


यथाम्निः शीत इति | | शीतल है |? 
| यदि कहो कि वह ज्ञानके 


समान उसका फल है अर्थात्‌ जेसे 
नस्य काय गाक्षा ज्ञाननाक्रियमा | ज्ञानद्वारा न किया जानेपर भी मोक्ष 


णोष्प्युच्यते, तद्॒त्‌ कमंकायत्वमि- »रग काय कहा जाता है, उसी 
प्रकार वह कर्मका भी कार्य हो 


ते चत्‌ न; अज्ञानानवतंकत्वा- | ध्क्कता है --तो यह कथन भी ठीक 


ज्ञानवदिति चेतू--यथा ज्ञा- 


ज्जानस्थ | अज्ञानव्यवधाननिवते- 
कत्वाज्जञानस मोक्षो ज्ञानकार्य मि- 
त्युपचर्यते; न तु कर्मणा निवतें- 
यितव्यमज्ञानम्‌, न चाज्ञानव्य- 
तिरेकेण मोक्ष व्यवधानान्तरं 
कव्पयितुं शक्यम्‌, नित्यत्वा- 
न्मोक्षय॒ साधकस्वरूपाव्यति- 


रेकाच-यत्कमंणा.निवर्त्येत । 


नहीं है, क्योकि ज्ञान तो अज्ञानकी 
निवृत्ति करनेवाला है | ज्ञान मोक्षके 
अज्ञानरूप व्यवधानकी निवृत्ति करने- 
वाला है, इसलिये उपचारसे ऐसा 
कहा जाता है कि मोक्ष ज्ञानका 
कार्य है, किन्तु कमसे अज्ञानकी 
निवृत्ति हो नहीं सकती और अज्ञानके 
सिवा मोक्षके किसी अन्य व्यवधानकी 
कल्पना नहीं की जा सकती, जिसकी 
कि कमसे निद्नत्ति हो, क्योकि मोक्ष 
नित्य है और साधकके खरूपसे 
अभिन्न है। 


६६८ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
न्य्>2क नयाई  >:2% चई जे नया 3-2 यह अप व्याई 2-22 न्याई २:24 नाई ०० न्याई (2, नाई 2-24 बाई; ७, 


अज्ञानमेत्र निवर्तेयतीति चेन्न, .._ यदि कहो कि कर्म भी अज्ञानकी 


विलक्षणत्वात्‌ । अनभिव्यक्तिरज्ञा- 
नम्‌, अभिव्यक्तिलक्षणेन ज्ञानेन 
विरुध्यते; कर्म तु नाज्ञानेन वि- 
रुघ्यते; तेन ज्ञानविलक्षणं कम। 
यदि ज्ञानाभावों यदि संशय- 
ज्ञानं यादि विपरीतज्ञानं वोच्य- 
तेज्ज्ञानमिति, सबे हि तज्ञाने- 
नेव निवत्येते, न तु कर्मणा, 
अन्यतमेनापि विरोधाभावात्‌ । 
अथाद्ट कर्मणामज्ञाननिवर्त- 
फत्व॑ं कव्प्यमिति चेन्न, ज्ञानेन 
अज्ञाननिवृत्तीं गम्यमानायाम्‌ 
अदृशनिवृत्तिकल्पनानुपपत्तेः । 
यथा अवधातेन त्रीहणां तुप- 
निद्कत्तो गम्यमानायास्र॒ अग्नि 
होत्रादिनित्यकर्मकार्या अद्श न 
कल्प्यते तुपनिव्वत्तिः। तद्॒दज्ञान- 
निवृत्तिरपि नित्यकर्मकार्या अच्टा 


ही निद्त्ति करता है तो यह ठीक 
नहीं, क्योकि कम ज्ञानसे विलक्षण 
है | अज्ञान अप्रकाशरूप है, वह 
प्रकाशरूप ज्ञानका ही विरोधी है, 
कर्मका अज्ञानसे विरोध नहीं है, 
इसलिये कम ज्ञानसे विलक्षण है। 
यदि ज्ञानाभावको, सशयज्ञानको 
अथवा विपरीत ज्ञानको अज्ञान कहा 
जाय तो इन सभीकी निदृत्ति ज्ञानसे 
ही हो सकती है, किसी भी कर्मते 
नहीं हो सकती, क्योंकि उसका 
[ इनमेसे किसी भी प्रकारके ] 
अज्ञानके साथ विरोध नहीं है । 


यदि कहो कि कर्मोका अज्ञान- 
निवर्तकत्व-यह अद्दृष्ट फल है ऐसी 
कल्पना कर लेनी चाहिये तो ठीक 
नहीं, क्‍योंकि ज्ञानसे अज्ञानकी निदृत्ति 
जब साक्षाव्‌ अनुभव द्वोती है, तो 
अद्ृषफलके रूपमें निवृत्तिकी कलना 
करनी उपयुक्त नहीं है। जिस प्रकार 
[ मुसलसे ] कूटनेपर धानके तुपयी 
निवृत्ति होती है--यह स्पश्टतया ज्ञात 
होनेपर ऐसी कम्पना नहीं की जाती कि 
बह अग्निहोत्रादि नित्यकर्मोका अद2 
कार्य है| इसी प्रकार अज्ञाननिश्ृत्त 
भी नित्यकर्मोका कार्य एवं भद्टट्ट फल 
है--ऐसी कल्पना नहीं की ज्ञाती | 


ब्राह्मण ३ ] शाइरमभाष्याथ द्द 
ज्क८०६2 ३23७ «५८2७ ५२०५. «200. व्वाकक्‍० ७ पे 2. ०८२20, "८८0५ (<))७... 

न कब्प्यते । ज्ञानेन विरुद्धत्वं | ज्ञानसे कर्मोका विरोध है--यह तो हम 
* चासकृतू्‌ कमंणामगोचाम । यद- | अनेकों बार कह चुके हैं | जो ज्ञान 
विरुद्ध ज्ञानं क्मभिस्तद्देवलोक- | कमोंसे अविरुद्ध है, वह तो “बिद्यासे 
आतानामत्तामत्युक्तम्‌ ; “विद्यया | देवडोककी प्राप्ति होती है?” इस श्रुतिके 

दवलोक/! (१|५। १६ ) इति | अनुसार देवछोककी प्राप्तिका कारण 


श्रुतेः । 
किश्वान्यत्‌ , कल्प्ये च फले 
नित्यानां कमणां श्रुतानां यत्‌ कर्म- 


है--ऐसा पहले बतछाया गया है | 
इसके सिवा, यदि श्रुति-प्रतिपादित 

नित्य कर्मोके फलकी कल्पना करनी 

ही है तो जो कर्मोंसे विरुद्ध खभाव- 


मिविरुध्यते द्रव्यगुणकर्मणां कार्य- | वार है-जो द्रव्य, गुण और कर्मोका 


सेव न भवति, कि तत्‌ करप्यताम, 
यसिन्‌ कर्मणः सामथ्यैमेव न 
सष्टस्‌ ? कि वा यसिन्‌ दृष्डं 
सामथ्यम्‌, यद्ध कर्मणां फलम्‌ 


अविरुद्धमू, तत्‌ कस्प्यताम्‌ ? 


इति | पुरुषप्रवृत्तिजननायावश्यं 


चेत्‌ कर्मफल॑ कल्पयितव्यम्‌ , 
कमाविरुद्धविषय एव श्रतार्थापत्ते 
क्षीणत्वानित्यो मोक्षः फल कटप- 
यितुं न शकक्‍्यः, तद॒चबधाना । 


ज्ञाननिव्वत्तिवोीं; अविरुद्धत्वाद्‌ 


कार्य ही नहीं हो सकता तथा 
जिसमें कर्मका सामथ्य ही नहीं 
देखा गया, क्या उसीकी कल्पना 
करनी चाहिये अथवा जिसमें कर्मोका 
सामध्य॑ देखा गया है तथा जो 
कर्मोका अविरुद्ध फल है, उसकी 
कल्पना की जाय * यदि पुरुषोकी 
प्रवृत्ति करानेके लिये कर्मफलकी 
कल्पना करनी आवश्यक ही है तो 
श्रुतार्थापत्तिका पर्यवयसान कमके 
अविरोधी विषयों ( उत्पत्ति, आपि, 
संस्कार और विकार ) मे ही होनेके 
कारण उन्हींकी कल्पना करनी 
चाहिये, नित्य मोक्ष अथवा मोक्षके 
व्यवधानभूत अज्ञानकी निव्ृत्ति--ये 
कर्मोके फलरूपसे कल्पना नहीं किये 
जा सकते, क्योंकि कर्म और 
अज्ञानका अविरोध है और जिन 


पक चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
व्यपड ८, नई: व्यय: व्याई 3: नई जे न्याई >>: व्योे>० 2 नया: >८- क, न्यॉ ०222 पर >:आक या: ७७ वाई >>: 
दृष्टसामथ्य विषयत्वाश्चेति | ( उत्पत्ति आदि ) में उनका सामर्ध् 

देखा गया है, वे ही उनके विषय हैं। 

पारिशेष्यन्यायान्मोक्ष एव क- | पूर्व ०-पारिशिष्यन्यायसे मोक्षको 

ही नित्यकर्मोंका फल मानना 

ल्पयितव्य इति चेत्‌--सर्वेषां हि | भाढिये--ऐसा कहें तो ? तापर्य 

यह है कि सव कुछ समस्त कर्मोका 

कर्मणां सर्व फलम्‌ , न चान्यदि- | दी फल है, नित्य कर्मोके सित्रा अन्य 

| जितने कम हैं, उनके फरलेसे भिन्न 

तरकर्मफलव्यतिरेकेण फल करप- , कोई और ऐसी वस्तु नहीं है, जो नित्य 

कर्मेके फलरूपसे कल्पना किये जाने- 

नायोग्यमस्ति; परिशिष्टश्व मोक्ष), भोग्स हो, ऐसा तो केव्र मोक्ष ही 

' अवशिष्ट रहता है, अत, वेद- 

स चेष्टो वेदविदां फलम्‌; तस्मात्‌ वेचाओकों वही उसका फ इष्ट है, 

इसलिये उसीकी उसके फलखरूपसे 

स॒एवं कस्पयितव्य इति चेत्‌ १ पता करनी चाहिये--यदि ऐसा 
मानें तो 

त्त, कर्मफलव्यक्तीनाम्‌ आन- । सिद्धान्ती-यह ठीक नहीं है, 

क्योंकि कर्मफछकी व्यक्तियों तो 

अनन्त हैं, इसलिये उनमें पारिशेष्ष- 

नहि पुरुषेच्छाविपयाणां कर्मू- ' न्‍याय लगाना उचित नहीं है। 

! पुरुपषकी इच्छाके विषयभूत कर्मफर्लोंकी 

फलानामेतावच्त्य॑ नाम केनचिद्‌ | इयतताका किसी भी असर्वन्न जीवने 

निश्चय नहीं किया, क्योंकि उनके 

साधन अथवा पुरुषकी टच्छाओंके 

वा पुरुषेच्छानां वा अनियतदेश- | देश, काछ और निमित्त नियत नहीं 


न्त्यात्‌ पारिशेष्यन्यायानुपपत्तेः 


असवजेनावध्वतम्‌ , तत्साधनानां 


पाप्मण ३ ] 


दाएरभापयाथ 


दी 


उर्‌ 


(०३० ब- 2 ने 9. बे न्य2 2 «० २२६२० बटर ८29. ८29... «८२:६४. ब्वप्ी. जम... 


कालनिमित्तत्यात,. पुरुषन्छा 
पिष्यसाधनानां च पुरुपे्फल- 
प्रयृक्तत्वान्‌ । प्रतिप्राणि चन्छा- 
वेचित्याव फलानां तत्साधनानां 
चानन्यमसिदि । तदानन्त्याचा- 
धस्पमेतायक्य॑ पुरुषर्तातुम । 
अतानते थे साधनफलेनतावच्चे 
कथे मोक्षस्थ परिशपसिद्धिरिति । 

कमफलजानिपास्शिप्यमिति 
चत--सन्यपि इ्च्छात्रिपयाणां 
तन्माघनानां चानन्स्ये, कर्मफल- 
जातिन्य॑ नाम सर्वेपां तुल्यम | 
मोक्षस्वकमफलन्चान परिणिष्ट 
स्थान | तम्माव॒ परिणेपात से एव 
युक्तः कल्पयितुमिति चेन ? 


न, तस्यापि नित्यकर्मफलत्वा- 
.ु (्‌ः 
स्युपगम॑ कमंफठसमानजातीय- 


त्वोपपत्तः परिणिपानुपपत्तिः | 


६, कारण, से पुरुषकी उच्छाके 
दिपय और उनके साथन पुरुषके इ् 
पत्पशग प्रेरित ७ | अत प्रत्येक 
प्रार्णया “साओतव विचिएता रहनेके 
दारण उनसे साथन और एर्ओंकी 


अवलनायो भी ना जाता 2] 
उनकी अंम्तता हॉनिक -कोरेण 
पुर/फ। उनको इसतताका सान 


हएना असम्नप है, लेखा साधन और 
फोकी उपत्ताका जान ने होनेपर 
मक्षकी परिशेषता कंगे सिम्र हो 
सपली ऐ ! 


एपं०-कर्मफरटकी . जातिकी 
प्रिधपता तो मित्र 0 ४ सकती 
07 उन्झोके रिषप्स ओर उनके 


साइन अनन्त ऐोनेपर भी उन 
सबभ कर्मझटजातिस्व तो समान ही 
ह | किन्तु मोक्ष कर्मकल हैँ नहीं, 
अत बी अपशिष्ट होना चाहिय, 
उसडिये परिशवत उसीको नित्य 

कर्म फट कल्पना करना उचित 
(--यहि ऐसा मानें तो ? 


मिद्ाम्ती-एसा नहीं कह सकते, 
क्योंकि यदि उसे भी नित्य कर्मोका 
फलछ माना जायगा तो उसमें भी 
कर्फलट्से सजातीयताकी उपपत्ति 
होनेसे परिणेपषकी उपपत्ति नहीं हो 


छ्ज्र बृहदारण्यकीपनिबद्‌ [ अध्याय ३ 
अई2.७ नई 272: नई 32 बाई जे 3 न्याई जग कब्र. व्यास "दम कब, व्याट:>:29, वॉर, आए 20... 
तस्रादन्यथाप्युपपत्तेः . क्षीणा | सकेगी | इससे भिन्न प्रकारसे भी 
नित्य कर्मोंके फछकी उपपत्ति हो 
सकती है, इसलिये वहीं यह 


! 2 श्रुतार्थापत्ति क्षीण हो जाती है। 
संस्काराणामन्यतममाप॑ नत्या- तात्पर्य यह है कि उत्पत्ति, आएि, 


5 लर विकार और सस्कारोंमेंसे कोई भी 
नां कमंणां फलप्॒पपद्चत इति, मिल आता हो लिकता 
इसलिये उन्हींमें यह श्रुतार्थपत्ति 
। क्षीण हो जाती है । 

चतुर्णामन्यतम एवं मोक्ष इति |. (३०-यदि ऐसा मानें कि मोक्ष 
'भी इन चारोमेंसे ही कोई एक 

चेत्‌ है तो ? 
न तावदुत्पाद्यो नित्यतवात्‌,,..तिद्धान्ती-नहीं, वह नित्य है, 


अत आवामिक सी: “अति इसलिये उत्पाध नहीं हो सकता 
ता  " , और इसी कारण विकाये भी नहीं 


श्रुताथपत्तिः | उत्पच्याप्तिविकार- 





क्षीणा श्रुतार्थापत्तिः । 


येथ्वात एवासाधनद्र॒व्यात्मकू- हो सकता और इसी कारणसे 

, » __. | तथा साधनात्मक द्वव्य न होनेसे 
0 30 संस्कार्य भी नहीं हो सकता, 
संस्क्रितते, यथा पात्राज्यादि ' क्‍योंकि सस्कार साधनात्मक हव्यका 
लि | | ही होता है, जेसे प्रोक्षण।दिसे पात्र 
सराक्षणादना । न च संस्क्रिय- और घृत आदि | मोक्ष न तो सख्त 


माणः, संस्कारनिवत्यों वा, यूपा- | किया जानेवाढा है और न यूपादिके 
| समान संस्कारद्वारा निप्पन्न होने- 

दिवत्‌ । पारिशेष्यादाप्यः स्वात्‌, । वाला है। परिशेषतः आप्य हो सकता 
नाप्यो5पि, आत्मस्वमावल्वादेक- है, सो आत्माका खमाब ओर 
*" एकमात्र होनेके कारण आप्य भी 


त्वाच्च । ' नहीं है | 


च्राह्मण रे _] 


शाइरभाष्याथे 


६७३ 


ब्कॉट2 0. बहा ६2:2७ बका-0७- “कई-:0.७- नाई. व्यई:0)%- बकर:22,७. व 0: "८29, 23, ७, पे. 


इतरेः कमेमिवेंलक्षण्यान्रि- 
त्यानां कमणां तत्फलेनापि 
विलक्षणेन भवितव्यमिति चेत्‌ १ 


न, कर्मत्वसालक्षण्यात्‌ सलक्षणं 
कसात्‌ फल न भवतीतरकर्म- 
फलेः ९ 


निमित्तवेलक्षण्यादिति चेत्‌ 


न, क्षामव॒त्यादिभिः समान- 
त्वात्‌; यथा हि गहदाहादों 


5 0 


निमित्ते क्षामवत्यादीष्टिग, यथा 
भिन्‍ने जुहोति स्कन्ने जुहोतीत्ये- 
वमादों नेमित्तिकेषु कर्मसु न 


मोक्षः फल कर्प्यते, तेश्राविशे- 


पूर्व ०-किन्तु नित्य कम॑ अन्य 
कमसे विलक्षण हैं, इसलिये उनका 
फल भी विलक्षण ही होना चाहिये | 


पिद्धान्ती-नहीं, कर्मत्वमें तो वे 
समान लक्षणवाले है, फिर उसका 
फल भी अन्य कमफलोके समान 
लक्षणोंवाल्ा ही क्यो न होगा * 

पूव ०-यदि कहे, अन्य कर्मोंसे 
निमित्तमें विलक्षणता होनेके कारण तो 
फल्में विलक्षणता होनी ही चाहिये तो * 

पिद्धान्ती-नहीं, क्‍योंकि क्षामवती 
आदि इश्योसे इनकी समानता है, 
जिस प्रकार गृहदाहादि निमित्त 
होनेपर क्षामवती आदि इृष्टियोका 
विधान है और जेसे 'मिन्ने जुहोति? 
सकने जुहोतिः इत्यादि विधियोंमे 
भेदन और स्कन्दनके ग्रायश्ित्तरूपसे 
किये हुए नैमित्तिक कर्मोका फल 
मोक्ष नहीं कल्पना किया जा सकता, 
क्योकि नैमित्तिकत्वमें ये भी उनके 


चेमित्तिकत्वेन [पा जीवनादिनि 
पान्ममित्तिकत्वेन, - | समान ही हैं, कारण, श्रुति जीवनादि 


मित्ते च श्रवणात्‌, तथा नित्या- 


निमित्तसे इनका विधान करती है, 
इसी प्रकार नित्य कर्मोंका फल भी 


नामपि न मोक्षः फलूम्‌ | आलो- | मोक्ष नहीं हो सकता। प्रकाश 


कस्य सर्वेषां रूपद्शनसाधनत्वे 


सबके लिये रूपदर्शनका साधन है, 
तथापि उल्छ आदिको प्रकाशसे 


उल्कादय आलोकेन रूप॑ न | रूपकी उपलब्धि नहीं होती; . 


वृ० उ० ८७५---८६-- 


द्ज्छ 


चृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्ॉॉस्ड बईए 2, व्या<2%- यह जे: नाई ८2:48 नई: या 22230 चई ३226 न्यई(>८2)%, नए <2,क, व्यॉ2क नकफ 


पश्यन्तीत्युलकादिचक्षुपोवैल- 
क्षप्पादितरलोकचश्लु भिने रसादि- 
विपयत्व॑ परिकर्प्यते; रसादि- 
विपये  सामथ्य॑स्याच्शत्वात्‌ । 
सुदूरमपि गत्वा यहिपये दृ्ट 
सामथ्ये तत्रेव कश्विद्‌ विशेषः 
कल्पयितव्यः | 

यत्‌ पुनरुक्तं विद्यामन्त्रशकरा- 
दिसंयुक्तविषद्ध्यादिवन्नित्यानि 
कार्यान्तरमार॒भन्‍्त इति; आर- 
भ्यतां विशिष्ट काये तदिष्टत्वाद- 
विरोधः । निरमिसन्धेः कर्मणो 
विद्यासंयुक्तरय विशिष्टकारयान्त- 
रास्म्मे न कश्विद्‌ विरोधः । 
देवयाज्यात्मयाजिनोरात्मयाजिनो 
विशेषश्नवणात्‌_ “देवयाजिनः 
श्रेयानात्मयाजी” इत्यादौ “यदेव 
विद्यया करोति” (छा० उ० १। 
१|१० ) इत्यादों च । 

यस्तु परमात्मदशनविपये 


इस प्रकार उल्द्की इश्टिमें अन्य 
जीवोकी दृष्टिसे विलक्षणता होनेसे 
भी उसका विषय रसादि नहीं 
कल्पना किया जाता, क्योंकि रसादि 
विषयमें नेत्रका सामर्ध्य नहीं देख 
जाता | बहुत दूर जाकर भी जिम 
विषयमें जिसका सामर्ध्य देखा जाता है, 
उसीमें कुछ विशेषकी कल्पना करनी 
चाहिये, [ सर्वथा विपरीत कन्पना 
करनी उचित नहीं है )। 

और ऐसा जो कहा कि विश, 
मन्त्र एवं शर्करादियुक्त विष और 
दधि आदिके समान नित्य कर्म 
किसी अन्य कार्यका आरम्म करते 
हैं, सो वे भले ही किसी विशिष्ट 
कार्यका आरम्म करें, वह इष्ट होनेके 
कारण उससे हमारा कोई विरोव 
नहीं है । फलाशारहित विद्यासयुक् 
कर्मके विशिष्ट कार्यान्‍्तर आरम 
करनेमें हमारा कोई विरोध नहीं है, 
क्योंकि “देवयाजीसे आत्मयाजी श्रेट 
है? तथा “जो भी विद्यासे करता 
है वह वल्वत्तर होता है” इत्यादि 
वाक्योमें देवयाजी और आत्मयाजियोमे 
आत्मयाजी विशेष सुना गया हैं | 


मनुजीने जो “सम पच्यन्नात्मबार्जी” 


मनुनोक्त आत्मयाजिशब्दः “सम | इत्यादि वाक्‍्यमें 'आत्मयाजी! झब्दकों 


प्राह्मण ३ ] शाउरभाप्याथे छ७५ 
ब्कर्ट ० न्कर्ट 00०. ब्य -022- ब्य 222- कई ये 3० व्यू :220० ब(+-20७. ब्ऑ2)0७. कप +- 2७ ब्क(२:27७ बकए:2स्‍0 वन्य: 
पत्यन्नात्मयाजी "(मनु ०१९९१) | परमात्मदर्शनके विपयमे प्रयोग किया 
इत्यत्र, सम॑ पश्यत्नात्मयाजी भव- | 7 टेक तात्पर्य तो यह है कि समस्त 
बीज । भूतोमे समदृष्टि रखनेवाला आत्मयाजी 
त्यये, अथवा भूतपूब॑गत्या | है, अवजमा वहो भूतपूर्व गतिसे इसका 
आत्मयाजी आत्मसंस्काराथ नि- | प्रयोग हो सकता है । “इसके द्वारा 
८ कमोणि ० ८७ ० । भे यह ३ है ११ 
त्थानि कर्माणि करोति “इदं मे- ये यह अग सत्कारयुक होता है'”इस 
ननाई संस्करियते ' श्रतिके अनुसार आत्मयाजी आत्माके 
उत्तननाड लव न्म्गले' +> ५ | ! फ; ल्यि से 
ननाड संस्क्रियते” इति श्रुतेः | ' उत्कारके लिये नित्य कर्मोका अनुष्टन 
तथा “गा मिः' इत्यादिप्रकरणे | करता है तथा “मर्मसम्बन्धी होमो- 
कार्यकरणसंस्कारार्थ नल । बीज निम्रत्त होते है )7 
कार्यकरणसंस्काराब॑त्य॑ नित्यानां | ऐे | तीजंगत पाप निदत्त होते हैं 
जम ; इत्यादि प्रकरणमे भी नित्य कर्मोका 
आप श्र्य' व नया 
अऊओ करा | सैस्टेतेथ ये वजन देहेन्द्रिससबातका सस्कार 
आन्मयाजी तेः करमेमिः सम द्र्॒टं | दिखाया गया है | जो आत्मयाजी 
समर्थो भवति । तस्थेह था| उन कमेसि संस्कृत हो गया है, वही 
हम | सस मदर्ण म् समर्थ है उसको ल्‍ 
जन्मान्तरे वा सममात्मदर्शन- नि समर्ग होता है। उसको 
अर्पश न , दी इस जन्ममें या जन्मान्तरमे सम 
त्पृद् स्थाराज्य- ८ हट 
पथ । सम पदयन स्वाराज्य-  आपदर्शन होना सम्मत्र है। इसका 
कट धगच्छती त्येपो मम । ९ 5 ' 
मधिगच्छतीत्वेपा5थ: । आत्म- | अर्थ यह है कि समदर्शन करनेत्राला 
याजिम्ब्डस्तु भृतपूर्वगत्या प्रयु-| परुप खाराय्य प्राप्त कर लेता हैं। 
५५ ,. ,.. _, यहाँ प्ञात्मयाजी? अब्दका प्रयोग तो 
ज्यत, जन्ञानयुक्ताना नन्‍नत्याना | नित्य कमोकों शञानोत्पत्तिय 
मल मत्त । ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोको ज्ञानोत्पत्तिकी 


शनारथम्‌ | पूर्व गतिसे किया जाता है। 
किश्वान्यत्‌ “ब्रह्मा विश्वव॒जो | इसके सित्रा दूसरी बात यह भी 


माना निल- धर्मों! महानन्यक्त कही है कि “अ्रह्मा, विश्वल्र्श 
गम मिल दाता क्र | पजोपतिओ। आता आदत और 
कमर्णां फडम्‌ + 


मंच च्‌ | उत्तमां | अब्यक्त-इन्हे विचारवान्‌ पुरुष उत्तम 


च्ज्छ 


चृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३े 


बस. बहन, 2, नि. व्या 2 % “यान? 2७ नया: या नाई 220. नए 3:2%, ई722७ नई -स्‍७- 


पच्यन्तीत्युदकादिचक्षुपो. वेल- 
ध्षण्यादितरलोकचक्षु भिने रसादि- 
विपयत्व॑परिकस्प्थते; रसादि- 
विषये सामथ्येस्याद्श्त्वात्‌ । 
सुद्रमपि गत्वा यहिषये दृष्ट 
सामथ्ये तत्रेव कथ्रिद्‌ विशेषः 
कल्पयितव्यः । 

यत्‌ पुनरुक्त विद्यामन्त्रशकेरा- 
दिसंयुक्तविषद्ध्यादिवन्नित्यानि 
कार्यान्तरमारभनन्‍त इति;। आर- 
भ्यतां विशिष्ट कार्य तदिश्टत्वाद- 
विरोधः | निरभिसन्धेः कर्मणो 
विद्यासंयुक्तसस विशिष्टकायोन्त- 
रास्म्मे न कश्चिद्‌ विरोधः । 
देवयाज्यात्मयाजिनोरात्मयाजिनो 
विशेषश्रवणात्‌_ “दिवयाजिनः 
श्रेयानात्मयाजी”' इत्यादों “यदेव 
विद्यया करोति!” (छा० 3० १। 
१।१० ) इत्यादों च | 

य्‌स्तु 


० प 


परमात्मदशनविपये 


इस प्रकार उल्दकी दृष्टिम अन्य 
जीवोकी दृष्टिसे विलक्षणता होनेसे 
भी उसका विषय रसादि नहीं 
कल्पना किया जाता, क्योंकि रसादि 
विषयमें नेत्रका सामध्य॑ नहीं देखा 
जाता | बहुत दूर जाकर भी जिस 
विषयमें जिसका सामर्थ्य देखा जाता है, 
उसीमे कुछ विशेषकी कल्पना करनी 
चाहिये, [ सर्वधा विपरीत कल्पना 
करनी उचित नहीं है )। 

और ऐसा जो कहा कि विद, 
मन्त्र एवं शर्करादियुक्त विष और 
दधि आदिके समान नित्य कर्म 
किसी अन्य कार्यका आरम्म करते 
हैं, सो वे भले ही किसी विशिष्ट 
कार्यका आरम्म करें, वह इृष्ट होनेके 
कारण उससे हमारा कोई विरोध 
नहीं है । फछाशारहित विद्यासयुक्त 
करके विशिष्ट कार्यान्‍्तर आरम्भ 
करनेमें हमारा कोई विरोध नहीं है, 
क्योंकि “देवयाजीसे आत्मयाजी श्रेष्ठ 
है? तथा “जो भी विद्यासे करता 
है वह बल्वत्तर होता है” इत्यादि 
वाक्योमें देवयाजी और आत्मयाजियोमें 
आत्मयाजी विशेष सुना गया है । 


मनुजीने जो “सम पद्यनात्मयाजी” 


मनुनोक्त आत्मयाजिशब्दः “सम॑ | इत्यादि वाक्यमे 'आत्मयाजी? गब्दका 


आह्मण ३ ] 


शाडुरभाष्याथे 


च््५ 


८<).०.. -९६७०. अर्फिय बा 20०. *आर्पिय ०-०२ ४६:७० ब्कॉिटि+ बएि: रपये बिन 


पव्यज्ञात्मयाजी'' (मनु ० १२९१) 
इत्यन्र, सम॑ पदुयज्नात्मयाजी भव- 
तीत्यथ:, अथवा भूतपूवंगत्या । 
आत्मयाजी आत्मसंस्काराथे नि- 
त्यानि कमांणि करोति “इदं मे- 
ध्नेनाडुं संस्क्रियते” इति श्रुतेः । 
तथा “गार्भहोंमेः/ इत्यादिप्रकरणे 
कार्यकरणसंस्काराथेत्व॑ नित्यानां 
कर्मणां दशेयति। संस्कृतथ्व य 
आत्मयाजी तेः कर्ममिः सम द्र्॒ट 
समर्थों मवति । तस्पेह वा 
जन्मान्तरे वा सममात्मदशन- 
मुत्पधते । सम॑ पश्यन्‌ खाराज्य- 
मधिगच्छती त्येषो5थेः । आत्म- 
याजिशब्दस्तु भूतपूवेगत्या प्यु- 
ज्यते, ज्ञानयुक्तानां नित्यानां 
कमेणां ज्ञानोत्पत्तिसाधनत्वप्रद- 
शनाथम्‌ । 

किश्वान्यत्‌ “ब्रह्मा विश्वसजो 
सफामाना नित्य- धर्सो महानव्यक्त- 


कृमेणां फलम्‌ «७ 


मंद च्‌ | उत्तमां 


परमात्मदर्शनके विपयमे प्रयोग किया 
है, उसका तात्पर्य तो यह है कि समस्त 
भूतोंमें समदृष्टि रखनेवाला आत्मयाजी 
है, अथवा वहाँ भूतपूर्व गतिसे इसका 
प्रयोग हो सकता है । “इसके द्वारा 
मेरा यह अंग सस्कारयुक्त होता है”इस 
श्रुतिके अनुसार आत्मयाजी आत्माके 
संस्कारके लिये नित्य कर्मोका अनुष्टान 
करता है तथा “गर्भसम्बन्धी होमों- 
से [ बीजगत पाप निद्वत्त होते हैं |” 
इत्यादि प्रकरणमे भी नित्य कर्मोका 
प्रयोजन देहेन्द्रियसंघातका संस्कार 
दिखाया गया है. । जो आत्मयाजी 
उन कर्मोसे सस्कृत हो गया है, वही 
समदर्शनमें समर्थ होता है | उसको * 
ही इस जन्ममें या जन्मान्तरमें सम 
आत्मदरशन होना सम्भव है। इसका 
अर्थ यह है कि समदर्शन करनेवाला 
पुरुष खाराज्य प्राप्त कर लेता है। 
यहाँ “आत्मयाजी? शब्दका प्रयोग तो 
ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोको ज्ञानोत्पत्तिकी 
साधनता प्रदर्शित करनेके लिये भूत- 
पूर्व गतिसे किया जाता है | 


इसके सिवा दूसरी बात यह भी 
कही है कि “अह्या, विश्व्रष्ट 
( प्रजापति ), धर्म, महत्तत्व और 
अव्यक्त-नन्‍्हें विचारवान्‌ पुरुष उत्तम 


द्जद 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय रे 


व्य७ बरस. ना डर “रपि23- नस बकाया 2:29. बाई 2:22, बाई 220७- बई:%2% का 


सान्चिकीमेतां गतिमाहुमेनी- 
षिणः” इति च देवसाष्टिव्यति- 
रेकेण भृताप्ययं दर्शयति “भूता- 
न्यप्येति पश्च वे”! | भूतान्यत्ये- 
तीति पाठ ये कुवेन्ति, तेषां वेद- 
विषये परिच्छिन्नवृद्धित्वाददोषः । 

न चार्थवादत्वमध्यायस्य 


त्रह्मान्तकर्मविपाकार्थस्य तद्बायति- 
रिक्तात्मज्ञानाथस्य च कर्मकाण्डो- 
 पनिषद्भयां तुल्यार्थत्वदशनात्‌ । 
विहिताकरणग्रतिपिद्धकर्मणां च 
खावरश्वस्करादिफलद्शनात्‌, 
वान्ताश्यादियग्रेतदशनाञ्च । 
न च श्रृतिस्वृतिविहितप्रति- 


पिद्धज्यतिरेकेण विहितानि था 


साच्विकी गति बतलाते हैं ।?# तथा 
“पॉच भूतोंमें छीन हो जाता है” यह 
स्मृति देव॑साष्टिसे भूतोंमें छय होनेको 
पृथक्‌ दिखलाती है | जो छोग यहाँ 
धमूतान्यप्येतिःके स्थानमें 'मूतान्यत्येतिः 
( भूतोंकों पार कर जाता है ) ऐसा 
पाठ करते हैं, उनकी बुद्धि ही 
वेदके विषयमें सड्डूचित है, अत' 
उनका कोई दोष नहीं है । 
ब्रह्मलोकप्यन्त कर्मविपाक जिसका 
विषय है तथा उससे भिन्न जो आत्म- 
ज्ञान है, वह जिसका प्रयोजन है, ऐसे 
इस अध्यायको अर्थवाद भी नहीं 
कहा जा सकता, क्योंकि कर्मकाण्ड 
और उपनिपद्‌ इन दोनोंसे इसकी 
समानार्थता देखी जाती है। तथा 
बिहित कर्मोके न करने और प्रति- 
षिद्धोके करनेका फल स्थावर एवं 
इ्वान-सूकरादि योनियोंकी प्राप्ति देखा 
जाता है और उन्हें वमनमक्षण करने- 
वाले आदि प्रेत होते भी देखा जाता है। 


और श्रुति-स्मृतिद्वार जो 


विहित एवं प्रतिषिद्ध कर्म है, 
उनके सिवा दूसरे विहित अथवा 


% इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञानयुक्त नित्य कर्मोका फल ससार ही है, 


अवश्य ही है वह सात्तिक | 
१. इष्टदेवके समान ऐश्वर्यप्राप्ति | 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्याथ 


६७७ 


कई 23% नई वि: बर्पवि:2)00, ब्करप्ट)फ नई एक: २०८2. व्याई ६2८2 व्याद2: 22७. व्य >०2 2 व्यरें>:2) प्यार :2%, व्य>: १2७. 


प्रतिषिद्धानि वा कर्माणि केन- 
चिदवगन्तुं शक्यन्ते, येपाम- 
करणादनुष्ठाना् प्रेतश्वस्नकरस्था- 
वरादीनि कमफलानि प्रत्यक्षानु- 
मानास्याम्ुपलम्यन्ते; न॒चेषां 
कर्मफलत्व॑ केनचिदस्युपगम्यते । 
तस्ाहिहिताकरण प्रतिषिद्धसेवानां 
यथैते कर्मविषाकाः प्रेततियक्था- 
वरादयः, तथोत्कृष्टेष्व॒पि ब्रह्मा- 
न्तेषु कमेविपाकत्वं वेद्तिव्यम | 


तसात्‌स आत्मनो बपामुद्खिदत' 
'सो5रोदीत्‌! इत्यादिवन्नाभूता्- 


वादत्वम्‌ । 


तत्राप्यभूताथवादत्व॑ मा भृू- 
दिति चेत्‌ १ भवत्वेबम्‌ न 
चेतावता अस्थ न्यायस् बाधो 
भवति; न चासत्पक्षो वा 
दृष्यति, न च “ब्रह्मा विश्व- 
सृजः” इत्यादीनां काम्यकर्म- 
फलतय शक्यं वक्तुम, तेषां 
देवसाष्टितायाः फरस्योक्तत्वात्‌। 
तस्ात्‌ सामिसन्धीनां नित्यानां 





प्रतिषिद्ध कर्मोका किसीको भी ज्ञान 
नहीं हो सकता, जिनके न करने 
और करनेसे प्रत्यक्ष एवं अनुमान- 
द्वारा प्रेत, खान, सूकर एवं स्थावरादि 
कर्मफल प्राप्त होते है | उनके कर्म- 
फर्लोंकी कोई कल्पना ही कर लेता 
हो--ऐसी बात नहीं है | अतः 
जिस प्रकार विहित कर्मोके न करने 
और ग्रतिषिद्गोके करनेके ये प्रेत, तिर्यक्‌ 
एवं स्थावरादि कर्मफल हैं, उसी प्रकार 
ब्रह्मापर्यन्त उत्कृष्ट पदोको भी कर्मफल 
ही समझना चाहिये। अतः पभस॑ 
आत्मनो वपामुदखिदत” सो उरोदीतः 
इत्यादि प्रकरणोंके समान इस 
अध्यायकी अभूता्थवादता नहीं है। 


यदि कहो कि इन ग्रकरणोमे भी 
अभूतार्थवादता नहीं माननी चाहिये, 
तो ऐसा ही सही, किन्तु इतनेहीसे 
इस न्यायका बाघ नहीं होता और 
न हमारा पक्ष ही दूषित होता है। 
“अह्मा विश्वसृज ?? इत्यादिको काम्य- 
कर्मोका फल भी नहीं बतलाया जा 
सकता, क्योंकि उन काम्यकर्मोका 
फल तो देवसा््टिता बतलाया गया 


है | अत: ये बद्यत्वादि सनम शत पलक 


१९. उस ( ब्रह्मा ) ने अपना वीर्य पतन किया । २. वह ( रुद्र ) रोया । 


5ज्८ 


वृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


जय... «८2०. «(रू णार)3७, पट, कर निटत न्यास किट कफ बाकि बन नरपिी- 


कर्मणां सर्वमेधाश्रमेधादीनां च 
ब्रह्मत्यादीनि फलानि | 

येपां पुनर्नित्यानि निरमि- 
नष्छामाना नि- सन्‍्धीन्‍्यात्ससंस्का- 
अकम गागर: रा्थानि, तेपां ज्ञा 

निल्षणन तोतच्ष्यथानि तानि। 
“त्राह्मीय॑ क्रियते तनुः” इति 
स्मरणात्‌ । तेषामारादुपकारक- 
त्वान्मोक्षसधनान्यपि कर्माणि 
भवन्तीति न विरुध्यते | यथा 
चायमर्थः पप्ठे जनकाख्यायिका- 
समाप्ती वक्ष्यामः । 

यु विषदध्यादिवदित्युक्तम्‌, 


तत्र | प्रत्यक्षानुमानविपयत्वाद- 


विरधः | यस्‍स्तु अत्यन्तमब्द- 


गम्यो5थ:, तत्र वाक्यस्थाभावे , 


तदथप्रतिपाठक्स॒ न॒ शक्य॑ 


कन्पयितुं विपद ध्यादिसाधम्यस | 


सहित नित्यकर्मोंके और समेत, अज्न- 
मेघादि यज्ञोंके फल हैं । 
किन्तु जिनके फलाशाशून्य नित्य- 
कर्म चित्तजुद्धिके लिये होते हैं, उनके 
वे ज्ञानोत्पत्तेकि कारण होते हैं, 
जैसा कि “यह शरीर ब्रह्ममावकी 
प्राप्तिक योग्य किया जाता है? इस 
स्मृतिसे प्रमाणित होता है। उन 
( मुमुक्षुओ ) के समीपसे उपकारक 
होनेके कारण वे कम मोक्षके भी साधन 
होते हैं, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं 
है। यह किस प्रकार मोक्षका साधन 
| है, यह वात हम छठे [ अर्थात्‌ इस 
उपनिपद्के चौथे ] अध्यायमें जनककी 
आख्यायिकाकी समाप्तिमें कहेंगे | 


ऊपर जो विप और दधि आदिके 
समान--ऐसा कहा है, सो वे ( मन्त्र 
एवं शकरादियुक्त त्रिप और ढबि 
आदि ) तो प्रत्यक्ष और अनुमान 
प्रमाणके विपय हैं, इसलिये उनके 
विपयमे बेसा कहनेमें कोई विरोध 
नहीं है | परन्तु जो विपय सर्वथा 
जब्दसे ही जाना जा सकता है, 


| (क का त ७० आन 
| उसके वित्रयमे उस अर्थका प्रतिपाठन 
! 


करनेवाद्य कोई वाक्य न होनेक्रे 
कारण उसका विप एबं दवि आउिसे 


' सा्म्य नहीं कल्पना किया जा सऊता | 


च्राह्मण २ | 


शाइरमाप्याथ 


व्ज्य 


22 ५8२ ०82. ०8२० ब8 (9 सन जर2 अप2० ब७० अर अमित 


न च प्रमाणान्तरविरुद्धार्थविपये 
श्रत्तेः प्रामाण्यं कल्प्यते, यथा 
शीतोषमिः क्ैदयतीति । भ्रुते तु 
तादर्थ्य वाक्य प्रमाणान्तरस 
आमासत्वम्‌। यथा खद्योतो5गरि- 
रिति, तलमलिनमन्तरिक्षमिति 
बालानां यत्‌ प्रत्यक्षमपि तहिषय- 
प्रमाणान्तस्य यथार्थत्वे निश्चिते, 
निश्चितार्थ मपि 
आमासीमवति | 
तसाद वेदप्रामाण्यस्याव्यभि- 


बालप्रत्यक्षम्‌ 


प्रकणाय- परपीदेध्य सति वा- 
निर्भारणण बयस्थ तथा स्थात्‌, 


न तु पुरुषमतिकीशलम्‌ । न हि 


पुरुपमतिकीशलात्‌ सविता रूप॑ न 


और जो विषय प्रमाणान्तरसे विरुद्ध 
है, उसमें श्रुतिप्रामाण्यकी कल्पना 
भी नहीं की जा सकती, जेंसे कोई 
कहे कि “अग्नि शीतछ होता है और 
मिगो देता है ।'# वाक््यका वैसा अर्थ 
यदि श्रुतिसम्मत हो तो अन्य प्रमाण 
प्रमाणाभास हो जाते हैं । जेसे मूर्खों- 
को यह प्रत्यक्ष होता है. कि खबयोत 
अग्नि है, अन्तरिक्षका तक मलिन 
होता है; तथापि उनके विष्यमें 
यथार्थताका ग्रमाणान्तरसे निश्चय हो 
जानेपर वह मूखेंद्वारा प्रत्यक्ष किया 
हुआ निश्चित अर्थ भी मिथ्या हो 
जाता है। 


अतः बेदके प्रामाण्यका सर्बदा 
अव्यमिचार होनेके कारण उसका 
वैसा तत्पय॑ होनेपर ही वाक््यकी 
यथार्थता होती है, केवछ मनुष्यकी 
चुद्धिका कौशल ही वाक्यार्थका 
निर्णय नहीं कर सकता || पुरुषकी 


बुद्धिकि कौशलसे ही यह सिद्ध नहीं 
हो सकता कि सूर्थ प्रकाश नहीं 


प्रकाशयति । तथ चेदयक्यानि | करता | इसी प्रकार वेदबाक्योंका भी 
बा मा 
# यह बात पत्यक्ष प्रमाणसे विरुद्ध है; इधलिये यदि कोई ऐसा वाक्य हो तो 


बह प्रमाण नहीं माना जा सकता | 


| ताल यह है कि उपकम और उपसहारादि लिज्ञोसे जिस वाक्यका जैता 
तातय होता है, वहीं प्रमाणमूत साना जाता है; केवल बुद्धिकोशरूसे कस्पना किया 


6 रु 
हुआ अप प्रामाणिक नहीं होता । 


६८० चृह्दारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
2, नई 2८2 ब्य्टपन- 2७, ब्याज 2४७: वाई एल: कई 2:42 नाई ये: 





3, 
अपि नान्याथानि भवन्ति | तसान्न | [ विभिन्न बुद्धियोंके अनुसार | मिन्न- 

भिन्न अर्थ नहीं किया जा सकता। 
मोक्षा्थानि कम्ोणीति सिद्धम्‌। | अत यह सिद्ध हुआ कि करमोंका 
फल मोक्ष नहीं है | अत कमफलो- 
का ससारत्व प्रदर्शित करनेके लिये 


नायेव ब्राह्मणमारस्यते-- ही यह ब्राह्मण आरम्म किया 
जाता है--- 


अतः कर्मफलानां संसारत्वप्रदश- 


पारिक्षित कहाँ रहे ? 
अथ हैन॑ अज्युलह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 

होवाच । मद्रेषु चरकाः पर्यत्रजाम ते पतश्चलस्य काप्यस्य 
गृहानेम तस्यासीद्‌ दुहिता गन्धवेग॒हीता तमप्ृच्छाम- 
कोधसीति सोथ़वबीत्‌ सुधन्वाड्रिर्स इति त॑ यदा लोकाना- 
मन्तानपृच्छामाथेनसत्रूम क्क पारिक्षिता अभवन्निति कक 
पारिक्षिता अभवन्‌ स त्वा पृच्छामि याज्ञवल्क्य क्क पारि- 
क्षिता अभवन्निति ॥ १ ॥ 


फिर इस याज्ञवन्क्यसे लाह्मयायनि भुज्युने पूछा । वह बोला 'हे 
याज्ञवल्क्य ! हम त्रताचरण करते हुए मद्र॒देशमे व्रिचर रहे थे कि कपि- 
मोत्रोत्पन् पतद्चल्के घर पहुँचे | उसकी पुत्री गन्बर्बसे गृहीत थी। [ अर्थात्‌ 
उसपर गन्धर्वका आवेश था ] हमने उससे पूछा, 'त्‌ कौन है. ” वह 
वोला आगिरस सुधन्वा हैँ !! जब उससे लोकोंके भन्तके बिषयमें 
पूछा तो हमने उससे यों कहा, 'पारिक्षित कहाँ रहे * पारिक्षित कहॉ रहे ” 
सो हम तुमसे पूछते हैं कि 'पारिक्षित कहाँ रहे ” ॥१॥ 


अथानन्तरम्‌ उपरते जारत्कारवे।/ फ़िर-इसके पश्चात्‌ जरूकारुपृत्र 
भुज्युरिति नामतों लश्यस्यापत्यं |आर्तभागकेचुप होजानेपरभुज्युनामव्ाले 


चर 


च्राह्मण ३ ] शाउस्भाष्याथ ५८ 
सनी 7० ब्यॉप- 2० ब्यॉ्ट 7 कर 4.2 ब्यर्टि 2 ब्कर्ट 2 न्कर्टिटा 2० बट: न्र्टस 2० न 3:2०० नव 2,2०9 ब्ब्ब फ 
लाह्यस्तदपत्य॑ राह्यायनिः पप्रच्छ। ठात्ायति-ल गे पुत्रकों ला कहने 
2278 है, उसके पृ्॑न॒ ठाद्ययनिने पूछा | 
याज्ञवस्क्येति होवाच । हद आ  क 
आदावुक्तमश्वमेघदर्शनम्‌: सम-. [इस उपनियूके ] आरम्भ 
आपमेददर्शन कहा गया है। अख्य- 
मेत्र यत्त समि और च्यत्िि फाड़ 
| इनेबयारा है| यह धानसमुज्ित हो 
| अब. केबल. ज्ञाननापादिन हो 
तो चा, सर्वकर्मणां परा काष्टा; | समल बामाकी पााफाण्ठा ऐ । मण- 
एस्यासे बत्कर कोर्ट पाप और &दव- 
मेबसे बढ़कर कोर्ट पुण्य नहीं है -- 


एिव्यष्टिफलथाश्मेधक्रतु:, ज्ञान- ' 


समुच्चितों वा फेवलज्ञानसम्पादि- 


अणहत्याश्रमेघाभ्यां न पर पुण्य- । 


0 पा >प प ८ ८. | 07 है उठ अपु मे " 
पापयोरिति हि सरन्ति; तेन हि |» स्पूति 40205 कब, 
के द्वारा ही पुर सम या वब्यष्टि 

सम्टि व्यष्टीश्र प्राप्मोति; तत्र ' फलको ग्राप्त करता हैं| उनमें यो 
| अश्लमेब्यागके फलमूत [ भप्ति, बायु 
। और आहित्यादि |] अण्टन्तर्गत 
अश्वमेधयागफलमृताः; ..'मृत्यु- | देवता ६, थे व्यष्टि जाने गये है तथा 
[ समष्ठि देशताके जिवयर्म ] ्मृम्यु 

रस्पात्मा भवत्येतासां देवतानामे- | इसका आत्मा हो जाता है, यह इन 


का भवति! (१।२ | ७)इव्युक्तम्‌ 


व्यष्टयो निरज्ञाता अन्तरण्डविषया 


। दवताओमेंसे कोई एक हो जाता टै! 
'ऐसा कद्या है| 
मृत्यु 000 | 

आशनायालथ्षणा बुद्भूथा-। बह मृत्यु कुधारूप, बुझवत्मा 
ओर समष्टि है, वह प्रथमोत्पन्न वायु, 
सत्रात्मा, सत्य और हिरण्यगर्भ ऐै । 
[ (0 कं: ट्ये व्य 
सत्य हिरण्यगर्भः ; तस्य व्याक्ृतो जितना भी सम्पूर्ण द्व्त ( ब्यष्टि ) 
और एकत्व ( समष्टि ) है, उसका 
जो खरूपभूत है, वह ब्याकृत उसका 


त्मा समष्टिः प्रथमजों बायुः सत्र 


विषयः-यदात्मक सर्व दैतैकत्वम। 


६८ 


पा 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


यः स्भतान्तरात्मा लिड्डस, 
अग्रतेरसो यदाश्रितानि सर्वेभूत- 
कमोणि, यः कर्मणां कर्मसम्बद्धानां 
च्‌ विज्ञानानां परा गतिः पर 
फलम्‌, तस्य कियान्‌ गोचरः 
कियती व्याप्तिः 
मण्डलीमृ ता, सा वक्तव्या: तस्यास्‌ 
उक्तायां सर्वः संसारों बन्धगोचर 
उक्तो भव॒ति। तस्थ च समष्टि- 
व्यष्टयात्मद्शनस्य अलोकिकत्व 
प्रदशनाथमाख्यायिकामात्मनो 

तृत्तां प्रकुरुतेः तेन च ग्रतिवादि- 
बुद्धि व्यामोहयिष्यामीति सन्यते | 


मद्रेप मद्रा नाम जनपदास्तेपु, 


चरका अध्ययनाथ व्रतचरणाबर- 


का अध्यर्यवों वा, पर्यव्रज्ञाम पर्य- 


टितबन्त': ते पतश्चवल्य--ते बय ' 


पयटन्तः, पतश्वलस्थ नामतः, का- 
प्यस्स कपिमगोत्रथ, ग्रहान्‌ ऐम 
गतबन्तः । तस्थासीदू द॒हिता 
गन्धवसृहीता-सन्धर्वेण अमालु- 
पेण सच्चेन केनचिदविष्टा 
गन्धवां वा धिष्ण्याउम्रिक्रत्विग- 
ठवता 


स्वतः परि- , 


वाशशबनज्नञानत्थाडचू- यय 


, विषय है। जो समस्त भूतोका 
' अन्तरात्मा, लिड्ठ और अमूतंरस है 

सम्पूर्ण भूत जिसके आश्रित हैं, जो 

कर्मों और कर्मेले सम्बद्ध विज्ञानोंकी 
, परा गति और परम फल है, उसका 
कितना विषय है--सत्र ओरसे 
मण्डल्वकार फैली हुई कितनी न्याप्ति 
है--यह वतलानी चाहिये, उसे 
वतला दिये जानेपर वन्धका विश्यभूत 
सारा ससार वता दिया जायगा। 
उस समष्टि-व्यश्टर्प. दर्शनका 
अलोकिकन्ब प्रदर्शित करनेके लिये 
भुज्यु अपने साथ वीती हुई आख्यायिका 
कहता है और समझता है कि इससे 
में अपने ग्रतिवादीकी बुद्धिमें व्यामोह 
पैदा कर दूँगा । 


हम मद्रोंमें---मद्र नामके जो 
उनमे, चरक--अध्ययनके 
लिये त्रताचरण करनेसे चरक अथवा 
अब्वयु होकर त्रिचर रहे थे, वे हम 
विचरते-विचरते काप्य-कपिगोत्रोस्पन्न 
पतद्चल नामचाले पुरुपके यहाँ पहुँचे | 


व्य ह, 


' उसकी पुत्री गन्बवं-गृहीता थी-- 


गन्त्र्च अर्थात्‌ किसी अमानवजीवसे 
आविष्ट थी। अगवा विशिष्ट ज्ञानवान्‌ 
होनेसे 'गन्धर्ब' झबसे विष्ण्य यानी 


ब्राह्मण रे | 


शाइर्माष्याथ 


ध्८३ 


ब्बर्सि- 
६८२०० «(० नर 3. बरस प०-+र्स२०- ५ नि 2०-०४ ब्कॉर्टिफ् ब्लरसि2०- 


सीयते; न हि. सच्मात्रस्येच्शं 
विज्ञानमुपपचते । 


त॑ सर्वे बयं परिवारिताः सन्‍्तो- 
उपृच्छाम-को5सीति, कस्त्वमसि 
किल्नामा किंसतल्वः । सो5ब्रवीद्‌ 
गन्धव:--सुधन्वा नामतः, 
रसो गोत्रतः । त॑ यदा यसिन्‌ काले 
लोकानामन्तान्‌._ पर्यवसानानि 
अपृच्छाम अधैनं गन्धवेमत्रूम-- 
आुवनकोशपरिमाणज्ञानाय ग्रवृत्तेषु 
सर्वेष्वात्मानं छाघयन्तः पृष्टवन्तो 


वयम्‌; कथम्‌ १ कक पारिक्षिता 
अभवन्निति | 


सच गन्धवेः सर्वमसस्यमत्र- 
चीतू। तेन दिव्येम्यो मया लब्धं 
ज्ञानम्‌ ,तत्तव नास्ति,अतो निगृही- 
तोषपि, इत्यमिप्रायः । सोड5हं 
विद्यासम्पन्नो लब्धागमो गन्धवात्‌ 
चात्वां एच्छामि हे 
पारिक्षिता अ्वन्‌-तत्‌ त्व॑ कि 
जानासि ; है याज्ञवल्व्य 'कथय 
कि पृच्छामि पारिक्षिता अभ्वव- 
ज्लिति ॥ १॥ 


जाता है; क्योंकि केवल किसी जीब- 
मात्रका ऐसा ज्ञान होना सम्भत्र 
नहीं है। 

हम सबने उसे चारों ओरसे 
घेरकर पूछा, 'तुम कौन हो * तुम्हारा 
क्या नाम है और क्या खरूप है ” 
उस गन्धर्वने कहा, 'नामसे मे 
सुधन्वा हूँ और गोत्रसे आ्चिरस 
हूँ !! फिर जब उससे लछोकोकि अन्त 
यानी पर्यवसानके विपयमे पूछा तो 
हमने उस गन्धर्वसे कहा, अथीत्‌ 
भुवनकोशका परिमाण जाननेके लिये 
प्रवतत होनेपर हम सबने अपनी 
प्रशसा करते हुए पूछा । किस 
प्रकार पूछा--'पारिक्षित कहाँ 
रहे ?5 

और उस गन्ध्वने हमें सत्र बातें 
बता दीं | अतः मैंने दिव्य जीवबोसे 
ज्ञान प्राप्त किया है, वह तुमको 
प्राप्त नहीं है, इसलिये अब तुम 
हरा दिये गये-ऐसा इसका अभिप्राय 
है। में विद्यासम्पन्न हूँ और मुझे 
गन्धर्वसे शात्रज्ञान प्राप्त हुआ है, 
वही में तुमसे पूछता हूँ कि है 
याज्ञवल्क्य | क्‍या तुम जानते हो 
कि पारिक्षित कहाँ रहे ? हे 
याज्ञवलक्य | बताओ, में पूछता हूँ 
कि . पारिक्षित कहाँ रहे ? ॥१॥ 


“+ऑॉशरफफटए 77 
दाल शमार का 


द्द८छ चृहदारण्वकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
बपस: नए 2 बे क ब्ये पक बट, बदन: बकद >-2 2 न्यास याद मं आ- या >-2स्‍ऋ जाए 3: क्‍क- व्याई 7" क 


पारिधितोंकी गातिका वर्णव 
स होवाचोबाच वे सोःगच्छन्‌ बे ते तद्यन्नाश्वमेधया- 
जिनो गच्छन्तीति क न्वश्वमेघयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रि३- 
शतं वे देवरथाहयान्ययं छोकस्त* समन्तं प्थिवी हिस्ता- 
बत्‌ पर्येति ता* समस्तं पृथिवीं द्विस्तावत्‌ समुद्र: पर्यति तद्या- 
वी क्षुरस्थ धारा यावद्वा सक्षिकायाः पत्र तावानन्तरेणा- 
काशस्तानिन्द्रः सुपर्णो भूत्वा वायत्रे प्रायचछत्तान्‌ वायुरात्मनि 
जिनो चित्येवमिव 28 
घित्वा तत्नागमयचत्राश्वमेघयाजिनो5सवर्ि बेस 
वायुमेव प्रशशश्स तस्माह्मायुरेव व्यशिवोयुः समष्रिप 
पुनम्नत्यु जयति य एवं वेद ततो ह अच्युलाह्याय- 
निरुपरराम ॥ २॥ 
उस याज्ञवन्क्यने कहा, उस गन्धर्वने निश्चय यह कहा था कि वे 
वहों चले गये, जहाँ अश्वमेथर यज्ञ करनेवाले जाते हैं |? [ भुज्यु ] अच्छा तो 
अत्बमेवयाजी कहों जाते हैं ” [ याज्ञवन्क्य -] प्यह लोक वत्तीस देवरथा- 
हन्य हैं । उसे चारों ओरसे दूनी प्रथिवी घेरे हुए है। उस प्रथित्वीको सत्र 
ओरसे दूना समुद्र घेरे हुए हैं। सो जितनी पतली छुरेकी धार होती है, 
अथवा जितना सूक्ष्म मक्खीका पंख होता है, उतना उन अण्डकपालके 
मध्यमें आकाञ है| इन्द्र ( चित्य अग्नि ) ने पक्षी होकर उन पारिक्षितोको 
वायुको दिया | उन्हें वायु अपने खरूपमें स्थापित कर वहाँ ले गया, जहाँ 
अश्वमेत्रयाजी रहते हैं, इस प्रकार उस गन्बर्वने वायुकी ही प्रशंसा की 
थी। अत वायु ही व्यष्टि है और वायु ही समष्टि है। जो ऐसा जानता 
है, वह पुनर्म॑त्युको जीव लेता है |? तत्र छाह्यायनि भुज्यु चुप हो गया ॥२॥ 


बाह्मण रे | 


शाइर्माष्याथे 


द्८ट७५ 


७२... ८६२५. «०2४. «५९०५.. 82 ० बा3ि22०- ९2 ०९०. «३2. ०४ ०२- 


स होवाच याज्ञवल्क्यः; उवाच 
वै सः--पैशब्दः सरणाथे/-- 
उवाच ये स गन्धर्ेस्तुम्यम्‌। 
अगच्छन्‌ वे ते पारिक्षिताः, वत्‌ 
तत्र; क्व | यत्र यसित्रश्वमेध- 
थाजिनो गच्छन्ति, इति निर्णति 
प्रश्ने आह-क तु कसिन्नश्वमेध- 
याजिनो गच्छन्तीति। तेषां गति- 
विवक्षया भ्ुववकीशप रिसाणसाह-- 

द्वात्निंशतं वे, छेे अधिके 
त्रिंशद, दा्तिंशत वे, देवरथाहया- 
नि--देव आदित्यस्तस्य रथो देव- 
स्थस्तस्थ रथ गत्या अह्ना 
यावत्‌ परिच्छियते देशपरिसाणं 
तदू देवरथाह्नयम्‌, तद्‌ ह्वात्रिंशद्‌- 
शुणितं देवस्थाहयानि, तावत्परि- 


माणो5्यं लोको लोकालोकमिरि- ' 


णा परिक्षिप्त:; यत्र चेराज॑ शरीर 
यत्र च कमेफलोपश्चोगः ग्राणिनां 
से एप लोकः, एतावॉछोकः, 
अतः परस्‌ अलोकः | 


उस याज्ञवल्क्यने कहा---“उसने 
निश्चय यही कहा थाः--यहाँ 'बै? 
शब्द स्मरणके लिये है----उस गन्धवने 
निश्चय तुमसे यही कहा था कि वे 
पारिक्षित वहों चले गये | कहों ?--- 
जहाँ अर्थात्‌ जिस लोकमे अश्व- 
मेघयाजी जाते हैं--इस प्रकार 
प्रश्षका निर्णय हो जानेपर अज्यु 
बोला--'कहों अर्थात्‌ किस लोकर्मे 
अश्वमेषयाजी जाते हैं ” तब याज्ञवल्क्य 
उनकी गति बतलानेकी इच्छासे 
भुवनकोशका परिमाण बताते है-- 


यह लोक द्वार्विशत्‌--- दो अधिक 
तीस अर्थात्‌ बत्तीस देवरथाहन्य है। 
देव है आदित्य ( सूर्य ), उसका रथ ही 
देवरथ है, उस रथकी गतिसे एक 
दिनमे संत्तारका जितना भाग मापा 
जाता है, उतना देवरथाहन्य 
कहलाता है, उसको बत्तीसगुना 
करनेपर बत्तीस देवरथाहन्य होते 
हैं । छोकालोकपवैतसे घिरा हुआ 
यह लोक इतने परिमाणवाल है, 
जहाँ वैराज शरीर है और जिसमे 
प्राणियोंके कर्मफलका उपभोग होता 
है, वह यही लोक है | इतना तो 
लोक है; इससे आगे अछोक है | 


द्८द्‌ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्यई2:, न्यट ब्य (न, नये > 2 "का >220, जर्थ>:2 9, चाह: यह <22)%- वन्य :22%, ्याइ 3:2७ न्याई ००23७ व्याई 3:४७ 


त॑ लोक॑ समनन्‍्त॑ समन्ततः, 
लोकविस्तारादू ठिगुणपरिमाण- 
विस्तारेण परिमाणेन, त॑ लोक 
परिक्षिप्ता है पर्यति पथिवी; तां 
पृथिवीं तथेव समन्तस्‌, ठिस्तावदू 
द्विगुणेन परिमाणेन समुद्रः पर्येति, 
य॑ घनोदमाचक्षते पौराणिकाः | 

तत्र अण्डकपालयोविवर- 
परिमाणमुच्यते, येन विवरेण 
मार्गेण बहिनिर्गच्छन्तो व्याप्नु- 
वन्त्यश्वमेधयाजिनः । तत्र यावती 
यावत्परिभाणा क्षुरस॒ धारा अग्रम्‌, 
याबद्वा सौक्ष्म्येण युक्त मक्षिकायाः 
पत्रमू, तावांस्तावत्परिमाणः, 
अन्तरेण मध्ये अण्डकपालयोः, 
आकाशछसिछद्रम, तेनाकाशे- 
नेत्येतत्‌ | 

तानू पारिक्षितानश्रमेधया- 
जिनः ग्राप्तानिन्द्रः परमेश्वरः-- 
योडश्वमेघेडप्रिथ्वितः, सुपर्णः-- 
यहिपयं दशनमुक्तम--“तस्य 
प्राची दिक्शिरःः इत्यादिना, 
स॒पणः पक्षी भूृत्वा पश्षपुच्छा- 
धात्मकः सुपर्णो भृत्वा, वायवे 


उस लछोकको चारों ओरसे छोक- 
विस्तारकी अपेक्षा दूने परिमाणके 
विस्तारवाले परिमाणसे प्रथिवी घेरे 
हुए है | इसी प्रकार उस प्रथिवीको 
उससे दूने परिमाणसे सब्र ओरसे 
समुद्र घेरे हुए है, जिसे पौराणिक 
धघनोद” कहते हैं । 


अब अण्डकपालेके .छिद्गका 
परिमाण बतलाया जाता है, जिस 
छिद्ररूप मार्गसे बाहर जानेवाले 
अश्वमेत्रयाजी व्याप्त होते हैं | जितनी 
अर्थात्‌ जितने परिमाणवाली छुरेकी 
धार होती है, यानी जितना छुरेका 
अग्रभाग होता है, अथवा जिंतनी 
सूक्ष्मतासे युक्त मक्खीका पख होता 
है, उतने परिमाणबाढा अण्डकपालोंके 
मब्यमें आकाश-ठछिद्र होता है । उस 
आकाझसे [वे जाते हैं |--ऐसा 
इसका तात्पर्य है । 

उन प्राप्त हुए पारिक्षितो-- 
अश्वमेधयाजियोको इन्द्र---परमेश्वरने - 
जो अश्रमेधयागमें चयन किया हुआ 
अम्नि ही है, सुपर्ण होकर जिसके 
विपयमें कि 'उसका प्राची दिशा शिर 
है? इत्यादि मन्त्रसे दष्टि करना बताया 
गया है, सुपर्ण--पक्षी होकर अर्थात्‌ 
पह्ठ और पूँछबाला पक्षी होकर 


नगिनीबिमिनगनननना- कान न नमन फनननन-न न. .नक-ान-नमननल-+ फल लिन -ना-नन-ननिनीनीकऊ-नीनानीननानननन. नननननममनननयदखना। जन ननभनीभनननआ ना । ऑऑीथजिजिनननिज ना जिययओण:ण 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइरसाष्या्थ 


६८७ 


बे. नए: वॉक ब्यन::फक आए 220.. जाई :2क्‍0७ व्याई ८23" व्योद 2:23 नहा 22७ “याई ८2:2७ नकद :2--2:७ व्याई 2०. 


प्रायच्छत्‌--मूतेत्वान्नास्त्यात्मनो 
गतिस्तत्रेति; तान्‌ पारिषक्षितान 
वायुरात्मनि घित्वा ख्थापयित्वा 
खात्ममृतान्‌ कृत्वा तत्र तसिन्न- 
गमयत्‌ : कक? यत्र पूर्वेडतिक्रान्ताः 
पारिक्षिता अश्वमेघयाजिनो5्मव- 
नज्लिति | एवमिव बे--एचमेव स 
गन्धर्वों वायुमेव प्रशशंस पारि- 
क्षितानां गतिस्‌ । 

समाप्ता आख्यायिका । आ- 
ख्यायिकानिज्त्त त्वथेमाख्या- 
यिकातो<5पसूत्य स्वेन श्रुतिरूपे- 
णेव आचष्टेड्सस्यस्‌; यसाद्वायुः 
स्थावरजड़्मानां. भ्ृतानामन्त- 
रात्मा, वहिश्र स एव, तसादध्या- 
त्माधिभूताधिदेवभावेन विविधा 
या अषव्योप्तिः स वायुरेब--तथा 
समष्टिः केवलेन सत्नात्मना वायु- 
रेव | एवं वायुमात्मानं॑ समष्टि- 
व्यष्टिरुपात्मकत्वेनोपगच्छति 
यः--एवं वेद | 

तस्य कि फलमित्याह-अप 


पुनसेत्युं जयति, सक्ृन्म्वत्वा पुनर्न 
प्रियते। तत आत्मनः प्रश्ननिर्णयाद्‌ 


नीनीननीनी न न रीतन्‍क्‍"$जनक्‍ सह -सअकससककस न अरअंस्‍ीदमकई४ैय ”--+- न _...........ह.नहनंबननहननेत3३ूू_ 


वायुको दे दिया, क्योकि मूतत होनेके 
कारण उसे वहाँ अपनी गति दिखायी 
नहीं देती, उन पारिक्षितोंकों वायुने 
अपनेमे स्थापित कर---उन्हे अपने 
खरूपभूत कर वहाँ पहुँचा दिया | 
कहों “----जहाँ पूर्ववर्ता अर्थात्‌ अतीत 
पारिक्षित---अश्वमेघयाजी रहे | इस 
प्रकार उस गन्धवने पारिक्षितोकी 
गतिरूप वायुकी ही प्रशंसा की थी । 


आख्यायिका तो समाप्त हुई। 
आख्यायिकासे सिद्ध होनेवाला जो 
अर्थ है, उसे आख्यायिकासे निकालकर 
अपने श्रुतिरूपसे ही बतलाते हैं, 
क्योकि वायु ही स्थावर-जंगम 
प्राणियोका अन्‍्तरात्मा है और वही 
बाहर भी है, अत अच्यात्म, अधिभूत 
और अधिदेवसावसे जो भी विविध 
प्रकारकी अष्टि ( व्यष्टि ) यानी व्याप्ति 
है, वह वायु ही है तथा केवल सूत्र- 
रूपसे वायु ही समष्टि है।इस 
प्रकार जो ऐसा जानता है, वह 
समष्टि-व्यष्टिभावसे अपने खरूपभूत 
वायुको ही ग्राप्त होता है | 

उसे क्या फल मिलता है सो 
बतलाते हैं---वह अपमृत्यु--.. 
पुनर्मृत्युको जीत लेता है अर्थात्‌ 
एक बार मरकर फ़िर नहीं मरता | 
तब अपने ग्रश्नका निर्णय हो जानेसे 





सज्युलाह्यायनिरुपरराम ॥ २॥| | लह्यका पुत्र सुज्यु चुप हो गया ॥२॥ 





इति बृहदारण्यकोपनिषद्भाष्ये तृतीयाष्याये तृतीय भुज्युव्राह्मणम्‌ || ३ ॥ 
“>> +>>>फेश:र#८+-+ -स्‍+- 


चतुर्थ बाहाण 
-०>-ऋ डे कसिस्श 
याज्ञवल्क्य-उषस्त-संवाद 


अथ हेनमुपस्तश्राक्रायणः प- 
प्रच्छ । पुण्यपापप्रयुक्तेग्रेहातिग्रहै- 
गृहीतः पुनः पुनग्रहतिग्रहांस्त्य- 
जन्‌ उपाददत्‌ संसरतीत्युक्तम्‌ । 
पुण्यस्य च पर उत्कर्पो व्याख्यातों 
व्याकृतविपयः समष्टव्यष्टिरूपो 
हेतेकत्वात्मग्राप्तिः । 

यस्तु ग्रहातिग्रहैग्रेस्तः संसरति, 
सोषस्ति वा नास्ति १ असित्वे 
च्‌ किलक्षणए: १--हत्यात्मन 
एवं विवेकाधिगमायोपस्तप्रश्न 
आरमभ्यते । तस्य च निरुपाधि- 
खरूपस्य॒क्रियाकारकविनिर्मुक्त- 
खमावस्य अधिगमाद्‌ यथोक्तादू 
बन्धनाद विमुच्यते सप्रयोजकात्‌ ; 





“अथहैनमुषस्तश्राक्रायण: पग्रच्छ' | 
पहले यह कहा जा चुका है कि 
पुण्य-पापग्रयुक्त ग्रह्मतिग्रहोंसे गृह्दीत 
हुआ पुरुष पुन.-पुन. गद्वतिग्रहोंको 
त्यागता और ग्रहण करता हुआ 
ससारको प्राप्त होता है। तथा 
पुण्यके परम उत्कर्षकी भी व्याख्या 
कर दी गयी, जो व्याकृतविषयक 
समष्टि-व्यष्टिरूप द्वेत और एकत्वसाव- 
को प्राप्त होना है | 

( अब प्रइन होता है कि ] जो 
ग्रह और अतिग्रहोंसे ग्रस्त होकर 
ससारको ग्राप्त होता है, वह्द है या नहीं ? 
ओर यदि है तो किन लक्षणोंवाला 
है ? इस प्रकार आत्माका ही विवेक 
करनेके लिये उषस्तका प्रइन आरम्भ 
किया जाता है| उस निरुपाधि- 
खरूप क्रियाकारकबरिनिर्मुक्तचनभाव 
आत्माका साक्षात्कार होनेपर ही 
पुरुष प्रयोजकसहित उपर्थुक्त बन्चनसे 
मुक्त होता है | आख्यायिकाका 


आख्यायिकासम्बन्धस्तु प्रसिद्धः | | सम्बन्ध तो प्रसिद्ध ही है । 
सर्वान्तर आत्माका निरूपण 
अरे कप 
अथ हेनमुपस्तश्राक्रायणः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यत्साक्षादपरोक्षाइह्म य आत्मा सबौन्तरस्तं मे 


ब्राह्ण ७ ] शादरभाधष्याथ ६८९, 
ज्यरई ++ 22.० “22 पक जय: व्करॉ 2४० नर स-2 ब्कए- 2. ७2000. ब्कन22० न्कएन:+- व्य्डए-2७- व्या्ट 20:७ न्कर्ट->-०७ 


व्याचक्ष्ेत्येष त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञवल्क्य 
सर्वान्तरो यः प्राणेन प्राणिति स त आत्मा सबौन्तरों यो- 
| नापानीति श्र 

पाने सत आत्मा सवान्तरो यो व्यानेन व्या- 
नीति स त आत्मा सवोन्तरों य उदानेनोदानिति स त 
आत्मा स्वोन्तर एप त आत्मा सवोन्तरः ॥ १ ॥ 

किर उस याज्ञवनन्‍्क्यसे चाक्रायण उपस्तने पूछा | वह बोला, "हे 
याज्ञवल्क््य ! जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म और सर्वान्तर आत्मा है, उसकी 
मेरे प्रति व्याख्या करो ।” [ याज्ञवल्क््य-] 'यह तेरा आत्मा ही सर्बान्तर 
है!” [ उपस्त-] 'याज्ञवल्क््य ! वह स्ान्तर कौन-सा है ? [ याज्ञवल्क्य-] 
जो प्राणसे प्राणक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्यान्तर है; जो अपानसे 
अपानक्रिया करता है, वह तेरा आत्मा सर्चान्तर है; जो व्यानसे व्यानक्रिया 


करता है, वह तेरा आत्मा सर्वान्तर है; जो उदानसे उदानक्रिया करता है, 
वह तेरा आन्मा सर्वान्तर हैं | यह तेरा आत्मा सर्वान्तर है? ॥१॥ 


अथ हैन॑ प्रकृतं याज्वल्क्यम, 


उपस्तो नामतः, चक्रस्थापत्य॑ 


चाक्रायणः, पग्रच्छ । यद्‌ त्रह्म 
साक्षाद्‌ अव्यवहित॑ केनचिद्‌ द्रएुर- 
परोक्षाद्‌ अगोणम्‌ न श्रोत्र- 
त्रह्मादिवत्‌, कि तत्‌ ? य आत्मा 
आत्मशब्देन प्रत्यगात्मोच्यते, 


तत्र आत्मशब्द्स प्रसिद्धत्वात्‌; 
बू० 3० ८७--८८ 


फिर इस प्रकृत याज्ञवल्क््यसे जो 
नामसे उपस्त था उस चाक्रायण --- 
चक्रके पुत्रने पूछा, “जो ब्रह्म साक्षात्‌ 
किसी मिन्न वस्तुसे व्यवधानको न 
प्राप्त हुआ और द्रणसे अपरोक्ष--- 
अगौण है, [ ५्रोत्र ब्रह्म मनो ब्रह्म? 
इत्यादि वाक्यमे कहे हुए ] श्रोत्र- 
त्रह्मादिकि समान नहीं है, चह क्‍या 
है * जो आत्मा है--यहाँ ्ञत्मा? 
शब्दसे ग्रत्यगात्मा कहा गया है, 
क्योंकि इसी अर्थमे “आत्मा? शब्द 
प्रसिद्ध है----तथा जो सर्वान्तर-- 


६९० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


2 ब्य बआसिट 2 ब्यिट व्यार्स नई 22. न कि23७- बाई< 372७. बाई 2८2४७ नई 20७ ना: आई. 


सर्वस्थाम्यन्तरः स्वोन्तरः; यद्यः- 
जब्दास्यां प्रसिद्ध आत्मा ब्रह्मेति- 
तमात्मानम्‌, में मद्यमम्‌, व्या- 


चक्ष्वेति, विस्पष्टं घड़े गृहीत्वा 
यथा गां दशयति, तथा आचहष्ष्व, 
सोञ्यमित्येव॑ कथयस्वेत्यथः । 
एवमुक्तः प्रत्याह याज्ञवस्क्यः- 
एप ते तवात्मा स्ोन्तरः स्वेस्या- 
भ्यन्तर.; सर्वविशेषणोपलक्षणार्थ 
स्वोन्तरग्रहणम्‌; यत्‌ साक्षादू 
अव्यवहितम्‌ अपरोक्षादगोणं त्रह्म 
बृहत्तमम्‌ आत्मा सर्वेस्थ स्वेस्था- 
भ्यन्तरः, एवतेगुणेः समस्तेयुक्त 
एपः, कोष्सो ? तवात्मा; योडय॑ 
कार्यकरणसद्बगतस्तव,स येनात्मना 
आत्मवान्‌ स एप तव आत्मा-- 
तब कार्यकरणसद्नगतस्थेत्यथः ! 


सबके अभ्यन्तर है--पश्रुतिमें 'यतः 
और '“य:? इन पदोंसे यह ग्रदरित 
किया जाता है कि यह प्रसिद्ध आत्मा 
ब्रह्म है---उस आत्माका मेरे प्रति 
व्याख्यान करों--जिस प्रकार 
सींगोंको पकडकर गौ दिखाते है, 
उसी प्रकार स्पष्ट बतछाओ अर्थात्‌ 
वह यह है---इस प्रकार उसका 
वर्णन करो | 

इस प्रकार कहे जानेपर 
याज्ञवल्क्यने उत्तर दिया, 'तेरा यह 
आत्मा सर्वान्तर---सब्रका अन्‍्तवेर्ती 
है | 'सर्वान्तरः शब्दका ग्रहण 
समस्त विज्येषणोंके उपलक्षणके लिये 
है । जो साक्षात्‌---अन्यत्रहित और 
अपरोक्ष--अगौण ब्रह्म--बृहत्तम 
आत्मा सबके अभ्यन्तर है, यह इन 
समस्त गुणोंसे युक्त है, बह कौन 
है “तेरा आत्मा है, यह जो तेरा 
कार्य-करण ( देह-इन्द्रिय ) सघात 
है, वह जिस आत्माके द्वारा 
आत्मवान्‌ है, वही यह तेरा आत्मा है, 
तेरा अर्थात्‌ कार्य-करणसघातका । 


तत्र॒पिण्डः, तस्थाभ्यन्तरे | अब, भुज्युके यह कहनेपर कि 
पहला तो पिण्ड है, उसके भीतर 
इन्द्रियसवातरूप लिट्डदेह है और 
तीसरा वह है, जिसके विपयमे सन्देह 
है--इनमे तुम किसे मेरा सर्वान्तर 
ममात्मा स्वान्तरस्त्वया विवक्षित | आत्म वतढछाना चाहते हो * 


लिद्वात्मा करणसद्वततः, तृतीयो 


यश्र सन्दिद्यमानः--तेपु कतमो 


६९२ वृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ भध्याय ३ 
ब्व्ड 2 क न्य "१ न्याई 2 पैक ने पक चाह 





ब्य<>:220 न >-2 ७ (2८0: 
आत्माक्ी अनिर्वंचचनीयता 
स होवाचोषस्तश्राक्रायणो यथा बिदब्यादसी गोर- 
सावश्व इत्येवमेवैतद्‌ व्यपदिष्ट मवति यदेव साक्षादपरोक्षाइह् 
य आत्मा सबोन्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्पेष त आत्मा सबो- 
न्तरः कतमो याज्ञवल्क्थ स्वोन्‍्तरः । न हप्टेद्रंषटरं 
पथ्येने श्रुतेः श्रोतारं श्शुया न मतेमेन्तारं मन्‍्वीथा न 
विज्ञातेविज्ञातारं बिजानीयाः | एब त आत्मा सबौन्तरो- 
'(तोषन्यदात ततो होषस्तश्राक्रायण उपरराम ॥ २॥ 
उस चाक्रायण उपस्तने कहा, 'जिस प्रकार कोई [ चछना और दौडना 
दिखाकर ] कहे कि यह ( चलनेवाला ) बैल है, यह ( दौडनेवाल ) घोडा 
है, उसी प्रकार तुम्हारा यह कथन है; अत जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
ओर सर्वान्तर आत्मा है, उसे तुम स्पष्टटया बतलाओ |? [ याज्वल्क््य-] यह 
तेरा आत्मा सर्वान्तर है|? [ उपस्त -] 'हे याज्ञवल्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा 
है ” [ याज्ञवल्क्य-] 'तुम दृष्टिके द्रष्को नहीं देख सकते, श्रुतिके श्रोताको 
नहीं सुन सकते, मतिके मन्‍्ताका मनन नहीं कर सकते, विज्ञातिके विज्ञाता- 
को नहीं जान सकते | तुम्हारा यह आत्मा सर्वान्तर है, इससे भिन्न भार्त 
( नागवान्‌ ) है |? इसके पश्चात्‌ चाक्रायण उपस्त चुप हो गया ॥२॥ 
स होवाचोपस्तश्वाक्रायणः---. उस चाक्रायण उपस्तने कहा, 


हु दे पजिस प्रकार पहले कोई अन्य 

यथा कथिदन्यथा प्रतिज्ञाय पूर्वमू, आर ले कोई आः 
हल प्रकारसे प्रतिज्ञा कर किर विपरीत 
पुनात्रप्रातपन्ा ब्रुयादन्यथा-- भाषण करे, अर्थात्‌ पहले ऐसी 
असो गोससावश्वो यश्वलति धाव- प्रतिज्ञा करके कि तुम्हे प्रत्यक्ष [ गे 
तीति वा, पूर्व प्रत्यक्ष दर्शयामीति ओर अन्च ] दिखलाऊँगा फिर चलन 
आदि लिड्ठ से कहे कि जो चलती है,वह 

ग्रातज्ञाय पथाचलनादालज़ब्य- ' गो है आर जो दइ़ता है, वह थोडा 


पादशाते, ण्वमेचतदू ब्रह्म हैँ, ब्सी प्रकार इस ब्रह्मका तुम 


ब्राह्मण ४ ] शाइरमभाप्याथ ६९३ 
जप: बरस ब्यर्पि:७- कार्य: का 2० २220 रस कई ५273७ बरस ब्रेक बयर्ई<2:-2- 
प्राणनादिलिड्ेन्येपदिएं भवाति | प्राणनादि लि७छ्लोंद्वारा व्यपदेश कर 
त्वया; किं बहुना १ त्यकत्वा | रहे हो. अत. तुम गौओंकी दृष्णाके 
गोठप्णानिमित्त व्याजम, यदेव कारण ब्रह्मवेत्ता होनेका बहाना 
के छोडकर जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म 
साक्षादपरोक्षाहु्म थ आत्मा | है और जो सर्वान्तर आत्मा है, 


सवोन्तरः, त॑ मे व्याचक्ष्वेति | सका मेरे प्रति स्पष्ट उल्लेख करो। 


|| 
इतर आह--यथा मया प्रथम इतर (याज्वल्क्य ) ने कहा--- 
क ] मैंने जेसी पहले प्रतिज्ञा की थी कि 
तज्ञातस्तवात्मा-णचलक्षण 
३ तुम्हारा आत्मा ऐसे लक्षणोवाल है 


तत्तथेव, यथोक्त मया। यत्‌ पुन- : रहा हैं, मैंने जेसा कहा हैं, वह 


वेंसा ही है | और तुमने जो कहा 
घटादवद्‌ 
कक अप है विषयी कि उस आत्माको घटादिके समान 


कुविति, तदू अशक्यलानन हमारा विषय कर दो, सो वेसा 
क्रियते | कसात्‌ पुनस्तदशक्यम्‌ १ सम्भव न होनेके कारण नहीं किया 
' जाता | वह असम्मत्र क्यो है! 

इत्याह: - नस्तुस्ताभान्यात्‌ है कु रू 
9०9४४०39 ; र्कि [सो बतलते है--बस्तुका ऐसा 
पुनस्तद्‌ वस्तुखाभाग्यम्‌ ' ही खभाव होनेके कारण. वह 

हे ? 
दृष्चादिद्रप्ट्वमू ; . चर वस्तुका स्वभाव क्‍या है ? दृष्टि 
आदिका द्रष्टा होना आत्माका खभाव 
ह्यात्मा । दृष्टिरिति द्विविधा है, आत्मा दृष्टिका द्रष्टा है। 
मा दृष्टि--यह दो प्रकारकी होती है--- 
भव॒ति-- पारमाथिकी _ 

पे । लौकिकी और पारमार्थिकी; उनमे 
चेति; तत्र लोकिकी चद्लुःसंयुक्ता | चक्लुसे संयुक्त जो अन्त.करणकी 
वृत्ति है, वह लोकिकी दृष्टि है; वह 
अच्तःकरणावत्त;; ५५ होती 
रे सा क्रियत | की जाती है, इसलिये उत्पन्न होती 
इति जायते विनश्यति च; या | है और नष्ट भी होती है; किन्तु 


च्ण्छ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


बलि: नई 22 नस 2:ऋ, आई: 2:, नया >-2% -का 2:2५ व्यई<2:2:%- न 2:2:%, न्याई 2-2: नई (२८2: नया <2:-स्‍% नया: 2७ 


त्वात्मतों दृष्टि---अग्न्युण्णप्रका- 
शादिवत्‌, सा च द्रष्टः खरूपत्वान्न 
जायते न विनश्यति च। सा 
क्रियमाणयोपाधिभू तया संसृष्टे- 
वेति, व्यपदिश्यते--द्रष्टेति, 
भेदवच्च-द्रण्टा दृष्टिरेति च; 
यासी लोकिकी दृश्श्रिक्षु- 
द्वारा रूपोपरक्‍्ता जायमानैव 
नित्यया आत्मच्टया संसृश्टेव, 
तत्प्रतिच्छाया--तया व्याप्तेव 
जायते तथा विनश्यति च; तेनोप- 
चर्यते द्रष्टा सदा परश्यन्नपि-- 
पश्यति न पश्यति चेति; न तु 
पुनद्रेंप्टन्पप कदाचिदप्यन्यथा- 
त्वमू; तथा च वक्ष्यति पष्टे-- 
“ध्यायतीय लेलायतीव” 
(४।१३। ७)। “न हि द्रष्ट॒ेप्ट 
विंपरिोषों विद्यते! (४।३। 
२३) इति च । 
तमिममथेमाह--लौकिक्या 


दृप्टेः कमभूतायाः, द्र्टारं स्व- 


जो अग्निके उष्णत्व और प्रक्रागादिके 
समान आत्माकी दृष्टि है, वह द्रष्टाका 
स्वरूप होनेके कारण न उत्पन्न 
होती है और न नष्ट होती है। 
वह क्रियमाण उपाधिभूता दृष्टिसे 
ससर्गयुक्त-सी है, इसलिये आत्मा 
द्रष्टाः कहा जाता है| तथा द्रष्, 
दृष्टि ऐसा मेदवत्‌ व्यवहार होता है | 
और यह जो लोकिकी दृष्टि है 
वह मानो चक्ुद्वारा रूपसे सर्लिष्ट- 
सी ही उत्पन्न होनेवाडली है, वह 
नित्य आत्मदृष्टिसे ससृष्ट-तली, उसकी 
प्रतिच्ठाया और उससे व्याप्त ही 
उत्पन्न होती और विनाशको प्राप्त 
होती है। उसीके कारण, सर्वदा 
देखनेवाला होनेपर भी द्रष्टके विपयमें 
'वह देखता है, नहीं देखता है? ऐसा 
उपचार किया जाता है, किन्तु 
द्रशकी इश्टिमे कभी अन्यथात्र नहीं 
होता, “ऐसा छठे ( उपनिपदके 
चौथे ) अध्यायमें कहेंगे भी---“'मानो 
ध्यान करता हुआ, मानो चेष्टा करता 
हुआ? तथा “ड्रष्ठाकी दष्टिका 
विपरिलोप नहीं होता” इत्यादि | 
उसी वातको याज्ञवल्क्य इस 


प्रकार कहता है--जो अपनी 
कर्मभूता छोकिकी दृष्टिका द्रष्म और 


ब्राह्मण ७ ] 


शाइरसाष्यार्थ 


च््५ 


%९... -४८८20.. «६२2० पर ब्रिज ६५०७० चाप बआफि- यार: 20० प्यास: बा 2७ २६८००२०० 


कीयया नित्यया दृष्टया व्या- 
प्तारम, न पश्येः  यासो 
लौकिकी दृष्टिः कमंभता, सा 
रूपोपरक्ता. रूपाभिव्यज्ञिका 
नात्मान स्वात्मनो व्याप्तार॑ प्रत्य- 
अं ज्याप्रोति; तस्ात्त॑ प्रत्यगा- 
त्मान स्ऐेद्रेशरं न पच्येः | तथा 
श्रुतेः श्रोतारं न खुणुयाः, तथा 
मतेर्मनोवत्तेः केवलाया व्याप्तारं 
न मन्वीथाः । तथा विज्ञातेः 
केवलाया चुद्धिवृत्तेग्याप्तारं न वि- 
जानीयाः | एप वस्तुनः स्वभावः ; 
अतो नेव दशेयितुं शक्यते गवा- 
दिवत्‌ | 

'न स्पेद्रेटरम! इत्यत्राक्षराण्य- 
न्यथा व्याचक्षते केचित्‌--न ह्टे- 
द्रष्टारं दृष्टेः कतार दरृशष्टमिदमकृत्वा 
दृश्टिमात्रस्य कर्तारमू, न पश्येरिति; 
द्टेरिति कमणि पष्ठी; सा दृेष्टिः 


क्रियमाणा घटवत्‌ कम सवति; 


उसे अपनी नित्यदश्सि व्याप्त करने- 
वाल है, उसे तुम नहीं देख सकते | 
यह जो उसकी कर्मभूता लोकिकी 
दृष्टि है, वह रूपसे उपरक्त होकर 
रूपकी अभिव्यज्ञिका है, वह अपनेको 
व्याप्त करनेवाले ग्रत्यगात्माको व्याप्त 
नहीं कर सकती; अतः उस दृष्टिके 
द्रष्ट प्रत्यगात्माको नहीं देख सकते। 
इसी प्रकार उस श्रुतिके श्रोताको नहीं 
छुन सकते तथा मति---केबछ मनो- 
तृत्तिके व्याप्त करनेत्रलेका मनन नहीं 
कर सकते | एवं विज्ञति---केवल 
बुद्धिवृत्तिके व्यात करनेवालेको नहीं 
जान सकते | यह [ उस ] बस्तुका 
स्वभाव है, इसलिये उसे गो आदिके 
समान दिखाया नहीं जा सकता | 


कोई-कोई..[ भर्तृप्रपन्नादि ] 
'न इष्टेद्रशरम! इत्यादि श्रुतिके 
अक्षरोकी दूसरी तरह व्याख्या करते 
हैं। दृष्टिके द्रण अर्थात्‌ दश्टिके कर्ता- 
को नहीं देख सकते यानी दृष्टिभेद 
विना किये तुम केवल दृष्टिमात्रके 
कर्ताको नहीं देख सकते, यहाँ 
दृष्टे: इस पद्म कर्ममें पष्ठी है, 
वह॒ दृष्टि क्रियमाण होनेसे घटके 


समान कम है और 'दृष्टारम! इस 


द्रष्टरमिति दजन्तेन द्रष्ट॒ईष्टिकते- | तृजन्तपदसे द्रश्ठका. दृष्टिकर्तृत्व 


द्थद्‌ 


चृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


«८९2२७... ८२२० «६९२२ «६2४... «२०... ब(ू2७. 2७. «८२2७. «९२. ६२22०. «४५2... ८२२... 
त्वमाचष्टे; तेनासो च्परेद्रेश दृष्टे | बतछाया गया है, अतः उन 


कर्तेति व्याख्यातृणामभिप्रायः | 

तत्र चष्टेरिति पष्ठथन्तेन दृष्टि- 
ग्रहणं निरथेकमिति दोष॑ न 
पव्यन्ति; पश्यतां वा पुनरुक्तम्‌ 
असारः प्रमादपाठ इतिवा न 
आदरः; कथ॑ पुनराधिक्यम्‌ 
व॒जन्तेनेव दृष्टिकतेत्वस्थ सिद्ध- 
त्वाद्‌ दश्टेरिति निरथेकम; तदा 
द्रष्टारं न पश्येः इत्येतावदेव 
वक्तव्यम्‌; यसाद्धातोः परस्तच्‌ 
श्रूयते, तद्घभात्वर्थकतरि हि बच स- 
यंते; 'गन्तारं भेत्तारं वा नयति' 
इत्येतावानेव हि शब्दः प्रयुज्यते; 
नतु गतेग॑न्तारं भिदेर्भेत्तारम 
इति असत्यर्थविशेषे प्रयोक्तव्य ; 


जुडे क्योंकि “वुलतृचौ 
क्ता-अर्थमें ही होता है | 


व्याख्याताओंका अमिप्राय यह है कि 
यह दृश्टिका द्रष्ठा--दृष्टिका कर्ता है। 


ऐसी व्याख्या करनेमें वे यह 
दोप नहीं देखते कि ८दृष्टे ? इस 
पष्ठयन्तरूपसे 'द्ृष्टि' पदका ग्रहण 
निरथंक हो जाता है | अथवा यदि देखते 
होगे तो “यह पुनरुक्त है, असार है, 
प्रमादपाठ है? ऐसा समझकर उसपर 
ध्यान नहीं देते | यह अधिक पाठ किस 
प्रकार है ? दृश्कितृत्वरहूप अर्थ तो 
[ 'द्रष्ठरम! इस ] तृजन्त पदसे ही 
सिद्ध हो जाता है# इसलिये दष्टे.? 
यह पद निरर्थक ही है, उस स्थितिमे 
तो 'द्रष्टर न पश्ये ? केवलइतना ही 
कहना चाहिये था, क्योकि जिस 
धातुसे परे 'तृच्‌ः पत्यय सुना जाता है, 
वहाँ वह 'तचः उस धाल्वर्थके 
कर्ता-अर्थमें ही होता है, जेसे गन्ता 
( गमन करनेवाले ) को अथवा मेत्ता 
( मेदन करनेवाले ) को ले जाता 
है--केवल इतना ही शब्द प्रयुक्त 
होता है, यदि कोई अन्य विशेष 
अभिप्राय न हो तो 'गतिके गन्ताको? 
या 'भेदनके भेत्ताको? ऐसा प्रयोग नहीं 
किया जाना चाहिये। जब कि इस अधिक 


32353 दी मच क शशि ज 32 कम कह 
#तचो कर्तीरि! इस पाणिनियत्रके अनुसार पतृचच? प्रत्यय 


च्राह्मण ४ ] शाउरमाप्याथ दर 
ब्यॉ ब्ब-  बा 2 बाप ८2 ब्यप्म 2७ ब्असन0०- ब्व(रि 2० वि फ० ब्ॉएल- 2० बट ०० बम: नए रि-2०- 
न च॒ अर्थवादत्वेन हातव्य॑ सत्यां | पदप्रयोगकी दूसरी गति है तो इसे 
| अ्तरीद कहकर छोड देना भी 
गतोः न च प्रमादपाठः, सर्वे-। उद्चित नहीं है और न यह प्रमाद- 
पाठ ही है, क्याकि सभी गाखाआका 
| इसमे मतभेद नहीं है । अत. यहो 
तृणामेव वुद्धिदावल्यम्‌, नाध्येत- | उन व्याख्याताओकी ही बुद्धिकी 
दुर्बलता है, अव्ययनकर्नाओका प्रमाद 
नहीं है । 


पामविगानात्‌ : तस्तादू व्याख्या- 


प्रमादः । 
- यथा त्वस्माभिव्यौख्यातम- | किन्तु जिस प्रकार हमने व्याख्या 
लौकिकच्एेवि विच्य नित्यद्ष्टिवे- | की है कि 'आत्माको लौकिकी इृटिसे 


25 #+ ७ मन 


'शिष्ट आत्मा प्रदशायेतव्यः--तथा | अलग करके नित्यद्रश्टविशिष्ट दिखाना 


) उस प्रकार आत्माके खरूपका 
कर्तकर्मविशेषणत्वेन दृष्टिशव्दस्य |. /र अलाके खख 

निर्णय करनेके लिये कर्म और कर्ता- 
हि: प्रयोग उपपच्ते, आत्मस्वरूप- ; के विभेषणरूपसे 'इृष्टि' शब्दका दो 
निधोरणायः: “न हि द्रषृच्ऐ:” | बार प्रयोग होना वन सकता दै 


(४।३। २३) इति च॒ प्रदे- तथा धन हि द्रष्टईप्टे " इस ग्रदेशा- 


शान्तरवाक्येनेद एकबाक्यतोप न्तरके वाक्यसे भी इसकी एकवराक्यता 


- | हो जाती है एवं “वचक्षूषि पत्यति? 
पन्ना भवाते; तथा च “चक्षूपि . 5 
| “श्रोत्रमिद श्रतम्‌” इत्यादि अन्य 


पस्याति! (कं० उ० १।६ )  श्रतियोसें भी एक्वाक्यता हो 
“श्रात्रमिद श्रुतम्‌”” ( के० उ० | जाती है| तथा युक्तिसे भी यही 
उचित जान पडता है, क्योंकि 

२१।७) इते श्रत्यन्तरेण हि 
) इति शुत्यन्तरे । एक विकारका अभाव होनेके कारण इसी 
पाक्यतापपन्ना । न्यायात्व--एव- , प्रकार आत्माका नित्यत्व सम्भव हो 


भेत्र ह्यात्मनों नित्यत्वम्रुपपद्चते | सकता हैं । [ किन्तु यदि आत्माको 
4502 5888 020: कक 800 2 


१. ठ्रष्टाकी इृष्टिफ़ा लोप न्टी होता | २. जिसके द्वारा चश्षु[इन्द्रिय देखता है । 
३. जिसके द्वारा यह शरोन्नेन्द्रिय सुन सकता है | 











६९८ बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
ब्क्ड कप बन: पक बाई >- 2 न्योद 2:22 बह >--228, बयाई 72% जहा ०-22, व्योद-<-2ऋ- न्याई ८ अ कई: 2, ब्यद<-2स्‍%- व्याई>- कर, 
विक्रियाभावे; विक्रियावच्च नि- | दृष्टिकर्ता माना जायगा तो वह 
त्यमिति च विश्नतिपिद्धम्‌ । | विकारी होगा ] और जो विकारी है, 
“ध्यायतीब लेलायतीव” (४। ' हें नित्य हो-ऐसा कहना तो परस्पर 
धन हि दटईऐेविंपरिलो- | विरुद्ध है | इसके सित्रा “ध्यायतीय 
३।७) “नहें द्रहुदृशविपारेली- | यतीय “न हि. द्रहु्॑टेविंपरि- 
पो विद्यते/( ४। ३। २३ )/एपं लोपो त्रियते” “एप नित्यो महिमा 
नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य/' (४ | | ब्राह्मणस्य” इत्यादि श्रुतियोंके अक्षरो- 
४।२३) इति च श्रृत्यक्षराण्य- | की भी अन्य किसी प्रकार गति 


न्यथा न गच्छन्ति | नहीं है । 


ननु द्र्टा श्रोता मन्‍्ता विज्ञाते- | यदि कहो कि आत्माको विकार- 

मा . .. 'हीन माननेपर तो द्रष्, श्रोता, 
त्येवरमादीन्यप्यक्षराण्पात्मनो5वि- | मन्ता, विज्ञाता इत्यादि शब्दोंकी भी 
क्रिय्वे न गच्छन्तीति; | कोई सगति नहीं छग सकती, तो 
९00५ ! ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि वे 

न; यथाग्राप्तठोकिकवाक्यानुवा- | ह। यधथाप्रापत छौकिक वास्योंका 
दित्वात्तेपाम | न आत्मतचच- | अचुबाद करनेवाले हैं | वे आत्म 
तत्तका निर्णय करनेके लिये नहीं हैं, 

निर्धारणार्थानि तानि; “न इप्टे- | «न इप्टे्रआरम?” इत्यादि श्रुतियोंका 
कोई अन्य अर्थ होना सम्भत्र न 
होनेके कारण उनका उपयुक्त अर्थमें 
सम्भवाद्‌ यथोक्तार्थपरत्वमव- | ही तात्पर्य समझा जाता है | अत, 
गम्यते | तस्सादनववाधादेव हि हे जात कस हा 
दृप्ट ः इस विशेषणका 7 


विश्ेषणं परित्यक्त दृष्टेरिति । किया है। 


द्रेटारम! इत्येवमादीनामन्याथो- 





एप ते तवात्मा सर्वेरुक्तें- |. त॒म्हारा यद आत्मा उपर्युक्त समस्त 





*, यह ब्राह्मण ( ब्ह्मवेत्ता ) की नित्य महिसा है | 


द्राधप्रण 2 ] 


शाटएग्मायाथ 


निज नर्टय पक बर्टम फल न्कर्टय पल जथर्ट 2. ब्थरीय ७० बजे? पक ब्यार्ट नी पक ऑन प०० बट 22० नक्ट +, 2०० 


बिद्वपण विशिष्ट: अत एलम्मा- 
दात्मनो 5न्‍्यदातम--कार्य वा झरी- 
ग्म, करणान्मक था लिख्ममः एलदे- 
बेकमनातेमबिनाशि ऊटस्थमू: ततो 
है उपस्तथाक्रायण उपर्गम ॥२॥ 


जी नए आर न्‍ के री 
#-->-जतनत+ 50 ॥-#+++ ४१, >उन्‍ीलचना अन> 
।4०444|६५९६ |+4६७०)। . ६(/६ ८४६०४ >* 


< 
न्ट्र गा य्यू ४5८5 <2 5 जीव जु 23 पु चछ अन्य, 
खआागाय दिल आर अंध्ा काउबत 

; ५ 
डरीर अबण झररग मेक लिए देह एन 
शरगर अबरा करगा मक | है द8ठ ते 


चसाक्राउग हग्ल चुत ह। 


| कॉरुकध८ए- हु 


हा 


जत चसहदारणएयत पे नशत्ात्त्र छतागशया 


बढ हि ग 
गा 
हि। 


चऋ्झ्ज्मगाण्गम ॥ २ ॥ 





प्च्न्द्क् काहएः 
“+फॉकडइलिश 7 
याज़वल्क्य-कह्ो ल-सवाद 


वन्‍्धनं॑ सप्रयोजक्ुक्तम्‌ , 
यश्र वद्धस्तस्थाप्यस्तित्वमधिगतस्‌, 
व्यतिरिक्तत्तं च । तस्येदानी 
वन्धमोक्षसाधन॑ ससंनन्‍्यासमात्म- 
ज्ञान॑ वक्तव्यमिति कहोलगप्रश्न 


आरभ्यते--- 


प्रयोजकोके सहित बन्धनका 
वर्णन किया गया और जो बद्ध है 
उसका अस्तित्व तथा [ देहेच्द्रिय- 
सघातसे ] मिन्॒त्व भी विदित हुआ। 
अब उसके बन्धनसे मुक्त होनेके 
साधनरूप संनन्‍्याससहित आत्मज्ञनका 
प्रतिपादन करना है, इसलिये 
कहोल्का प्रश्न आरम्म किया 
जाता है-- 


संन्यातततहित आत्मन्नानका िरूपण 
अथ हैन॑ कहोलः कौषीतकेयः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होवाच यदेव साक्षादपरोक्षाह्रह्म य आत्मा सवोन्तरस्तं मे 
व्याचक्ष्वेत्पेष त आत्मा सबोन्तरः । कतमो याज्ञवल्क्य 
सवान्तरो कर + ल्‍ ० 
सवान्तरो योपशनायापिपासे शोक॑ मोहं जरां मत्यु- 
मत्येति । एत॑ं वे तमात्मानं बिदित्वा व्राह्मणाः पुत्रैषणा- 
याश्र वित्तेषणायाश्र लोकेषणायाश्र व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
६ ्े पं वित्तेषण 
चरन्ति या ह्यव पुत्रेषणा सा वित्तेषणा या सा 
लोकेषणोमे होते एषणे एवं भवतः । तस्माद्‌ ब्राह्मण: 
पाण्डित्यं निबि्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ । बाल्यं च पाण्डित्यं 
च निविद्याथ मुनिरमीन॑ च मौन च निविद्याथ ब्राह्मणः 


ब्राह्मण ५ ] शाइरसाप्याथ छ०१ 
ब्य्टय:00.. «कप ७. पक ब्यॉ मं ब्वॉप्- 22७ व्यय: 22७ नाप? पक "७:20 ८209. बट :क्‍७, ब्ए 7:0७. न्कर्दए 7:४०. 


स ब्राह्मणः केन स्याद्‌ येन स्थात्‌ तेनेद्रश एवातोषन्यदार्ते 


ततो ह कहोलः कोषीतकेय उपरराम ॥ १ ॥ 

फिर इस याज्ञवल्क्यसे कौपीतकेय कहोलने पूछा; उसने 'हे याजवल्क्य ! 
इस प्रकार सम्बोधित करके कह्म--'जो भी साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म ओर 
सर्चान्तर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति व्याख्या करो ।” [ यह सुनकर 
याजवन्क्यने कहा ] 'यह तुम्हारा आत्मा सर्वान्तर है ॥! [ कहोल-] 
ययाज्नवन्क्य ! वह सर्वान्तर कौन-सा हैं ” [ याज्वल्क्प-] जो क्षुवरा, 
पिशसा, ओोक, मोह. जरा और मृत्युसे परे है । उस इस आत्माको ही 
जानकर ब्राह्मण पुत्रपणा, वित्तपणा और लोकेपणासे अलग हटकर भिक्षाचर्या- 
से विचरते हैं | जो भी पुत्रपणा है, वही वित्तेषणा है और जो वित्तेषणा 
है, वही लोकैपणा है। ये दोनो ही [ साध्य-साधनेच्छाएँ ] एपणाएँ ही हैं। 
अत ब्राह्मण पाण्डित्य (आत्मज्ञान ) का पूर्णतया सम्पादन कर आत्मज्ञानरूप 
बल से स्थित रहनेकी इच्छा करे | फिर बाल्य और पाण्डित्यकों पूर्णतया 
प्राप्त कर वह मुनि होता है तथा अमौन और मौनका पूर्णतया सम्पादन करके 
ब्राह्मण ( ऋृतकृत्य ) होता है | वह किस प्रकार ब्राह्मण होता है * जिस 
प्रकार भी हो, ऐसा ही ब्राह्मण होता है, इससे मिन्न और सब आते 

( नाञवान्‌ ) हैं |! तब कोपीतकेय कहोल चुप हो गया ॥ १ ॥ 
अथ हने॑ कहोलो नामतः,| फिर इस याज्ञवल्क्यसे कहोल 
कुपीतकस्थापत्य॑ कौपीतकेयः, | नामबाडे. कौपीतकेय-कुपीतकके 
पप्रच्छ; याज्वल्क्येति होवाचेति, . सी 
का _..._? : प्रकार पूर्वत्‌ सम्ब्रोधनद्वारा अभिमुख 
पूवंचत्‌ू-यदव साक्षादपराक्षाद्रह्ष : करके उसने कहा, “जो भी साक्षात्‌ 
य आत्मा सर्वान्तरः त॑ में व्या- सा है और जो कर 
अति >- मो विदित्तों बेर आत्मा है, उसकी तुम मेरे प्रति 
30 पा ि 30 | व्याख्या करो, जिसको जानकर पुरुष 
प्रमुच्यते | याज्ञवस्क्य आह-- | अन्चनसे मुक्त हो जाता है|! याजवल्क्य- 
एप ते तवात्मा | | ने कहा, 'यह तुम्हारा आत्मा है | 


छ०२ वृहृदारण्यकोपनिबद्‌ [ अध्याय ३ 
व्यय: 2 व्वलट फ्र चाईए जप नई न फर न्याय 2 व्याई>- 2 बाई ०2०. चलाई ०-2 पक च्याए >-2्क, वर: वाई २ 


किम उपस्तकहोलाम्यामेक है यहाँ प्रश्न होता है. कि उषस्त 
जा , &« | और कहोलने एक ही आत्माके 

है 30 त्मा एष४ट:, ३ किये बला हैं मो सेमी होगी: 
हा तदातत वा मिन्नावात्मानों | बारे मिन्न आत्माओंके विप्रये 
तुल्यलक्षणात्रिति । भिन्नाविति | [ उत्तर-] जिमिन्न आत्माओंकि विषयमें 
मानना ही अच्छा है, क्योकि प्रश्नोमें 
पुनरुक्तिका दोष न आना ही उचित 
यदि श्रेक आत्मा उपस्तकहोल- | है | यदि उषस्त और कहोल दोनोके 
गोविवक्षितः, तम्रैकेनेय प्रशे प्रश्नेसि एक ही आत्मा बतलाना 
प्रश्नयोवि वक्षितः, तत्रेकेनव प्रश्ने- | अभीष्ठ होता तो उसका ज्ञान तो 
| एक ही प्रश्नले हो जाता है, अत 
उसके विषय दूसरा प्रश्न करना 
निर्थके ही होगा, तथा इस 
वाक्यकी अर्थत्रादरूपता मानी नहीं 
वादरूपत्वं वाक्‍्यस्स; तस्राद्‌ भिन्ना- , जा सकती | अत ये क्षेत्रज्ष और 


न « | परमात्मासंज्ञक मिन्न-मिन्न आत्मा ही 
वेतावात्मानों क्षत्र ज्ञप्रमार माख्या गा हु 0 

0 हे हैं---इस प्रकार कोई-कोई दिद्वान्‌ 
इति केचिद्‌ व्याचक्षते | , व्याख्या करते हैं । 


है 


युक्तम, प्रश्नयोरपुनरुक्तत्वो पपत्तेः। 


नाधिगतत्वात्तद्धिषयो. द्वितीयः 





प्रश्नोड्नथंकः ख्ात्‌। न चार्थ- 


तन्न; 'ते! इति प्रतिज्ञानात्‌; ऐसा कहना ठीक नहीं है, 
क्योकि 'तुम्हारा” ऐसी प्रतिज्ञा की 
गयी है, अर्थात्‌ उत्तरमें ऐसी प्रतिज्ञा 
की गयी है कि “यह तुम्हारा आत्मा 
है है !! और एक ही देहेन्द्रियसघातके 
सद्दातस्य ढावात्मानों उपपन्ेते; दो आत्मा होने सम्भव नहीं है, 
क्याकि एक देहेच्वियसथात एक ही 
' आत्मासे आत्मबान्‌ू होता है। 
नात्मना आत्मबान्‌ | न च | उपस्तका आत्मा अन्य हो और 


“४प त आत्मा! इति हि प्रतिवचने 





प्रतिज्ञातम। न चेकस कार्यकरण- 


एको हि कार्यकरणसइगत णके- 





बढ धई 
हर दा स्भाष्पा। ले 


नाम 2० ज2 20. ७८३. “25२0 ७८» 9 बट4 ४ बट 0- बटै२६ २८५३ ०८२६. ०-२ 


के ञ्‌ 
कक कृतक औ- पक पाक की 2० नकथ 3... वकंत क झाग्याना | हे रा है 5 25 ;* $"/१९ *7,7६:£ 
इप्ल्स्यारतिया २३ त्दारन। १ #५३ धर बे हभ. $%॥ गनु॥ 
् ही 
हु अंक के. छा ओ, ४०% के »+ ० 5० ब्लड का ् 
ग पा ज़्ग्भ लक जकन्क से के ५ ध अप 0 8, +: +१ ३ ३)+ ” १ ११ 
की दिया मारा भहेतिें, उसी! ., न 
हद ३ ह > #जैई; 02 ४ हा है रे १, । 47 है 
का जा ७/२४#४१२७| ११४१४: नये पुरर्यानप बाय है # ठ ३ हप 
३ | (७ # 8५९ $6“३ ६० के 45 #& 
| हि प्‌ है। ८" ९ डे डा ॥ ब | 2 श्प्रौँ 3 # 
हर फेक के अनओलन र्मा श्ृ कली का ड्या ल्‍ू कड़े रे तिल हे कस भा ऋम० ७ बह #क 
् + के 
दसे | गयर्मगीणं अपन गो #ूठ ४॥ व गज लक गम ५ 
ड़ जा बढ * के 
जज +५ + जैन डक अऊ> 0 
ननप चु हे भी ना हा *ै #२३+ पं गा | . ०९4 
$>-९क पका +मन्‍्मक पके न्यक, िआकक) है| व कर. “जय ११३। कन््यमु है १४ 
स्लिस्यादबय सेंजन खाने: >, 5 हु 
8. ७ ०० ०» + 4 जज >> $ #+ 8 8७ + # #फ 
बड़ है] ६ 4य यु १ 42 ह 
+ाकव-“ ये. पण। 20-डाकी+कन 2चक, श सन्त त्न्ग्ि /बह>+०कम-कन सका घ्गृ दर | ' 
6 हर आूवालिहर ६ 5. लाइफ 5 कह $के ४४ जीत 
5 
न ह 42 4 “पद हज जे जप अप 
न है आल न्यक पी शबतज न ते क्ज ग्धय अकक व $ श बढ है. 44 
उस्ममम्यान पंदाधानाम । मंधयक है 
ई३ज + ०4 उन #++ थम ४१ हे ल्‍्ू के 
हट ॥8» | £ | ४ ४ दि 
हराम +-मगाक सन च् छ्ण्क | +. दी गा मगाय #पारंप ह। 
खुरात्वर छात्र शीन्ती मर पृ ७ ४८ रूडीन 00०० कर "४०5 2०७ 5 
$ 74 ह# ७ ४ #, है )» *" 78 33 | «७ । *३ 
+ + 5 
के ० ज्मर प्नग्ण उमास्गन 7 ॥ ४ +* 7255. ,4 ५ 
बरिण हउसतानाग्ग जनास्मद्रा 5 8 72 
क् 
रन हर 3 है मा “और है जी 
कि रा १५) * 4 हा #+ 4 ३83 , है 
॥#9९६ 88 नाउ! कक रा परम ग्य्ग्रृ 
उग्र पे सारशथा भाॉउनमपा: की की 
ह ७ रे न हे ही] 4०» «3 ३ » # हो ह 4 
है. 8 3। री] # | ११7८५ 


यु 


ञ् री भा बन 
सम्याइस स्य ह० आअु>-ऋ-$#% [हम 4 >4 ३ ण / ॥४॥ 7 ड़ हा श्र 
त्याद ३ स्व हि! क्राण विद्यपन ते काम 2 थ४ आज 


का 


प्ाक्षया । हे 


>> ्ः बड़ डे 


न >>] जब द्िनीगे पी जी ड आह डिस्क, 
गैस पृरलिन समान दिनीर पक अल 0 


प्रक्षान्तर उसमे, तायन्गाय् पूर्य- 


; 
मै 2 5505 0 0 ज 354 है, 
स्थायानााद हनी न निन्ता #«“०३-स्क 
ड । आजतक 208, 08 कक लो 
बा अल 
कछिगट विशयां उसस्य हलि। के सह देती है, थे >यी वी महीं 


कल 5 62 जे पक «५ हु क्र ४ 
पुनर्मा विद्य्ः ? हस्यस्यनि-- #िशं छह । कं मच गंध है ? 


| र ५ 

डर 4 8३ हे ५ दर 70 प है । ड + 

पधाग्यन प्रसरन अस्त स्मनिरिनल व तप 8 ४ १५ प्रशत 
| देव मा प्रय:॥ताटसे कराया 


आत्मा बस्याय॑ संप्रयोजफो बन्‍्ध 


कर अं हि ४, ४. काधटिये 
उक्त इति | ताय तु, कायये आगक जाता है| दस प्रश्नों 
आत्मनाव्थनायादिसंसारधमाती- उसी माया क्षुवर ससासनमंगि 


७०७ बृहद्रण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय रे 
कक बवपनि2:, या: बा ००. नकल नया 32:09 37220 नया >८"2७७ "या... आई: व्यद 2८-9७ नयी. 


तत्व॑ विशेष उच्यते। यद्विशेषपरि- | परे होना यह विशेषता बतछायी 
हु हे जाती है, जिस विशेषताका सन्यास- 

ज्ञानात्‌ सन्याससाहतात्‌ पूर्वोक्ताद प 
गा हर सहितात्‌ पर्वोक्ताद पूर्वक ज्ञान होनेपर पुरुष पूर्वोक्त- 
बन्धनाद्‌ विमुच्यते। तसात्‌ प्रश्न- | बन्धनसे मुक्त हो जाता है। अतः 


ग्रतिबचनयोंः "एप ते आत्मा” | रा त आत्म? इस वाक्यतक 


है हे इन दोनों प्रश्न और उत्तरोकी 
इत्येवमन्तयोस्तुल्यार्थतेव । समानार्थता ही है | 


श्रका-किन्तु एक ही आत्माका 
तीतल्व तरल चेति पिरड क्षुधादेसि अतीत और उनसे युक्त 
सायाशद्र द्र तत्त्व थम 
नायाद्रतीतर चति विरद्े: | टन: सह... विदद पे लसवॉयिल 
धर्मसमवायित्वमिति ? किस प्रकार सम्भव है ? 
न; परिहतत्वात्‌ | नामरूप-|। _ तमाधाव-ऐसी वात नहीं है, 


म चर क्योंकि इसका तो परिहार किया 
व्यवहारत्माव- विवेरकायकरण- जा चुका है। उसका ससारित्व 


समय लक्षणसद्बातोपाधि- ज्ाम-रूपात्मक्न विकारूप जो 
भेदसम्पर्कजनितश्रान्तिमात्रं हि. देन्किससवात है, उस उपाविभेदके 
सम्पकसे होनेवाली भ्रान्तिमात्र है--ऐसा 
हम अनेको वार कह चुके हैं | तथा 
विरुद्धश्रुतिव्याख्यानप्रसड्रेन च; विरुद्धावाची श्रुतियोकी व्याख्याके 
प्रसगमें भी यह वात कही जा 
चुकी है, जिस प्रकार कि रज्जु, शुक्ति 
रजतमलिना भवन्ति पराध्यारो- | आकाश आदि दूसरोके 
5 8 आरोपित किये बर्मोसे युक्त होकर 
पंतधमावाशिष्टान, खतः कंबला | सर्प, रजत और मलिन प्रतीत होते 
एवं रज॒शुक्तिकागगनादयः; न | » किन्तु वे खय युद्ध रू, थुक्ति 
पटल ल | और आकाशाढदि ही है, इस प्रकार 
चेव॑ विरुद्धधर्मसमवायित्वे पदार्था- ' पदार्थेके विरुद्ध धर्म-समवायी होनेमे 
नां कथ्षन विरोधः | ' कोई त्रिरोव भी नहीं है । 


ननु कथमेकस्येबात्मस अश- 


संसारित्वम्‌ इत्यसकृदवोचाम । 


यथा रजुश्॒ुक्तिकागगनादयः सपप- 








प्राष्मण '" ] 
नव -प कर्ब>.. 2० ब्या्ट न. ४० ब्कर् >..3०० ्कर्द. 


धादर्भाप्याथे 
ब््टय 9... ब्यर्ट “2० ब्वर्ट 3० ब्कॉ्टफ ० ग्यर्टिन 3०० न्यर्थ -, 2७, ब्क:--प- 


नामरूपोपाध्यस्तित्वे-"एक- , 
मेवाहितीयम्‌" (छा० 3०६।२।१) 


“ज्ेह नानास्ति किश्चन' (छू ० 3० 
४।॥४। ११) इति श्रृतयों 


हि 


७०० 


गड़्आा-फिल्तु नाम-रूप उपाधियी 
मत्ता सीकार करनेपर तो ' एक ऐ 
अग्नीय ब्रह्म ऐ७०, “यहाँ नाना 
छठ नहीं है! इन अश्रुनियंसि 


गिशेध शोगा--ऐसा कं तो र 


विरुध्येरन्निति चेत्‌ 
ने मलिलफेनरश्टान्तेन 


परिहततलान्‌, सृदादिर्शन्तेश 
यदा तु परमाथदण्टया परमान्म- 
तत््चाच्उत्यसुसारिमिरन्यन्धन 

निरूप्यमाण नामरूपे सदादिवि- 
कारवद बस्त्वन्तरे तत्वतों न स्तः- 
सलिलफेनघटादिधिकारदेव, 

तठपेल्य “ग्कमेवाद्वि- 
तीयम्‌" “नह नानास्ति किश्वन!! 
इत्यादिपरमा्थ दशनगोचरत्व॑ 

प्रतिपद्यते | यद्रा तु स्वामा- 
विक्यात्रिद्यया ब्रह्मखरूप रज्जु- 


तदा 


शाक्तकागगनस्वरूपचदत स्वेन ब्राद्म पह्ोकर 


ममाधान-नी, उसे झअद्गभाका 
पड और फेनके इश्ान्तसे तथा 
दरागन्तसे परिष्ार किया 
जिस समय श्रतिका 
अनुसरण करनेयारे पुरुषेद्रारा अन्य- 
रूपसे निरुपण किय जानेवाले नाम 
ओर रूप परमार्थटष्टिसे मृत्तिकादिके 
विकार तथा जल-फेन और घटादिके 
विकारके समान ही परमात्मतत्से 


नो 
मृत्तिकादिके 


रब 
ता चुका है 


' बस्तुत कोई भिन्न पदार्थ नहीं रहते, 


नमन 


तब उसकी दशिकी अपेक्षासे ह्टी 
॥एक ऐ अग्गितीय है” प्यह्ा नाना 

नहीं 2० इस परमार्थव्ण्टिका 
बोच होता ? | किन्तु जिस समय 
र्जु, थुक्ति ओर आकाशके खस्दपके 
समान किसीसे भी अछूते खभाव- 
पने निजरूपसे 


रूपण वतेमानं॑ केनचिदस्पृष्ट-  ग्रियमान रहते हुए भी ब्रछके 


स्वभावमपि सत--नामरूप 


| 


खख्पका खाभात्रिकी अभियाके कारण 
नामरूपजनित वेहेन्शियरूप उपाधिसे 


कतकायकरणापाधिस्यों विवेकेन , ,<ग] करके निश्रय नहीं किया 
नावधायते, नामरूपोपाधिदृष्टिरेच | जाता और खाभावरिकी नाम-रूप 


बू० उ० ८९--०७० 


5ण्दि वृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
ब्कपसिटक ब्यॉपन  प्यईडि 2, यईियटेफ- पाई ">> बस: फ व्याइए न: :क्- नाईपि गन ५2:23 च्य<-2:0 चयईज-क 
च भवति स्वामाविकी, तदा | उपाधिकी ही दृष्टि रहती है, उस समय 
| हि यद्व ब्रह्मसे भिन्न वस्तुकी सत्तासे सम्बन्ध 
सर्वोज्य बस्त्वन्तरास्तित्वव्यवहारः/ रखने वाला सारा व्यवहार रहता है | 


अस्त चाय॑ भेदकृतो म्रिथ्या--. तथा यह मेदकृत मिथ्या व्यवहार 
तो, जिनकी दृष्टिमें ब्रह्मतत्तसे भिन्न 


व्यवहारः, येषां त्ह्मतच्चादन्यत्वेन | ,.] है और जिनकी दृषिमें नहीं है, 
वस्तु विद्यते, येषां च नास्ति; | उन दोनोंको ही रहता है, किन्तु जो 


परमार्थवादिभिस्तु श्र॒त्यनुसारेण | 'स्मार्थवादी हैं वे, कौन-सी वस्तु 
किले पति कं । तत्ततः है और कौन-सी नहीं है-- 
निरूष्यमाणे वस्तुनि-किं तत्- इस प्रकार श्रुतिके अनुसार वस्तुका 
तो$स्ति वस्तु कि वा नास्तीति, | निरूपण किये जानेपर, यही निश्चय 
करते हैं कि सम्पूर्ण व्यवहारसे रहित 
एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है, 
इसलिये उनका न्यपह्यार रहनेमे भी 
कोई विरोध नहीं है | 

हम परमाथ्थनिश्चयकी निष्ठामें 
किसी अन्य वस्तुकी सत्ता खीकार 
नहीं करते, जैसा कि “एक ही 





त्रह्मेकमेवाद्वितीयं स्वेसंव्यवहार- | 
शन्यमिति निर्धायते; तेन न 
कश्चिद्‌ व्रोधः । 

न हि परमाथावधारणनिष्ठायां 
वस्त्वन्तरास्तित्वं प्रतिपद्यामहे-- 


“एकमेवाहितीयम्‌!! “अनन्त- 
रमवाह्मम्‌” (बृ० उ० २५११९) 
इति भ्रुतेः। न च नामरूपव्यव॒हार- 
काले त्वविवेक्षिनां क्रियाकारक- 
फलादिसंव्यवहारो नास्तीति प्रति- 
पिध्यते । तस्ाज्ज्ञानाज्ञाने अपेक्ष्य 
सवेः संव्यवहारः शासत्रीयों लौकि- 
कश्च; अतो न काचन विरोध- 





अद्वितीय ब्रह्म है? “बह अन्तर- 
वाह्मघून्य है? इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है । और नाम-रूप न्यवहार- 
काल्में अविवेकियोंकी दृष्टिमे भी 
क्रिया, कारक और फलादिका 
सम्यक्‌ व्यवहार नहीं होता--ऐसा 


| प्रतिपिध भी नहीं किया जाता। 


अत शात्रीय और लोकिक सारा 
ही व्यवहार ज्ञान और अजक्ञानकी 
अपेक्षासे है, इसलिये इसमे विरोधकी 


च्राप्षोण ५ ] 


शाउरभाष्याथे 


5०३ 


ब्कर्टय ०० ब्वर्ट ये कर >: 3 ब्लड 0०. ब्- :० नर. ब्र्टियो- 0.७. न्क्ट नें20०- ब्कर >े:फ्रक व्य्ि -.- 4७० ब्यर्टि न: न कर 


शहा । सर्ववादिनामप्यपरिहायेः 


पस्माधेसंव्यवहारक्ृतों व्यवहारः । | 


| 


तत्र परमाथौत्मस्वरूपमपेक्ष्य ' 
प्रश्न: पुनः-- कतमो याजवस्क्य 
सर्वान्तर इति । 





कोई शद्दया नहीं हो सकती। 
परमार्थ और सब्यवहारक्ृत व्यवहार 
तो सभी वादियोके लिये 
अपरिहार्य है। 

अब, पारमार्थिक आत्मखखूपकी 
अपेक्षासे ही पुन प्रव्न किया जाता 
8, 'हे याज्ञवन्क्य ! वह सर्ब्ान्तर 


आत्मा कौन-सा है !? 


प्रत्याहेतरः--बोड्शनायापि-._ उसपर याजरतक्यने कहा--'जो 


अशगनाया-पिपासा---अगनकी इन्छा 
अगनाया है और पीनेकी इन्छा 
पिपासा--उन अशनाया और 
पिपासाकों जो अनिम्रमण किये हुए 
है--हस प्रकार इसका आगेसे 
सम्बन्ध है, अवित्रेकी पुरुष आकागकों 
तलमलादियुक्त मानते हैं, तो भी 
बल्तुत वह उनसे अछूते खभाव- 
अत्येति परमाथेतः, ताम्या- | वार होनेक्े कारण तलमलको 
ममंसृष्टखभावत्वात्‌ । तथा | रैतिकमण किये हुए है । इसी प्रकार 
मृट: अशनायापिपासादिमद्रत्म | हल 000 अर 
ऐे " हैं? ऐसा मानकर ब्रह्मको भूख-प्याससे 
गम्यमानमपि प्षुपिता5हं । 


| युक्त समझते है तो भी उनमे अससष्ट 
पिपासितो5हमिति, ते अत्येत्येव | सभाववाठा होनेके कारण वह 
५ परमार्थतल, उनका अतिक्रमण ही 
परमाथतः। ताम्यामसंसण्खभाव- कलह 
कक हुए है; इस विपयमें “बह छोक- 
त्वात्‌ पु ] प् हट हि री 
त्वात्‌ई “न लिप्यते लोकदुःखेन दू-खसे छिप्त नहीं होता, उससे 
बाह्मए! (क० उ०२॥२| ११) , बाद्य है” ऐसी श्रुति भी है| तात्पय 


पर माप मरप- पासे, अशितुमि- 
हपरुपनम्‌ स्छाणनाया, पातु- 


[00] [क 


मिच्छा पिपासा; ते अशनाया- 
पिपासे यो5त्येतीति वश्यमाणेन 
सम्बन्धः, अविवेकिभिस्तलमल- 


वदिव गगन गम्यमानमेव तलमले 


७०८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
९2... «२0७. वधू) बाप बाप ९222 <झा६ 2२ ८3... ८) ८८23 बा ५ ८८2. 


इति श्रुतेः--अविह्कलोकाध्यारो- | यह है कि वह अविद्वान्‌ पुरुषोद्मार 


पितदुःखेनेत्यर्थ: । प्रागैकधर्म- | रोपित ढु खसे लिप्त नहीं होता । 
«| एक ग्राणके ही धर्म होनेके कारण 
त्वात्‌ समासकरणमशनायापिपा- | जताया” और “पिपासा” पदोंका 
सयोः । | समास किया गया है। 
शोक॑मोहम्‌-शोक इति | «झोक॑ मोहम? इनमें शोक यह 
कामः: इंष्टं वस्तृद्दिश्य | काम है, इष्ट वस्तुके लिये चिन्तन 
चिन्तयतो यद्रमणम्र, तत्तष्णा- करनेवालेका जो अरमण ( खेद ) 
तल 5 है, वह तृष्णाभिभूत पुरुषके कामका 
मिभ्ूतस्स काम्बीजस+ तेन | ब्रीज होता है, क्योकि उससे काम 
हि कामो दीप्यते; मोहस्तु वि- | उत्तेजित होता है, मोह विपरीत 
| प्रतीतिसे होनेवाछा अविवेक यानी भ्रम 
| है, यही समस्त अनर्थेके उत्पत्तिकी 
स चाविद्या सर्वस्यानथस्य प्रसव- । वीजभूता अविदा है, # शोक और 
....  € . ' मोहके कार्य मिन्न हैं, इसलिये 
बीजम३ भिन्नकायत्वात्तयोंःशोक- ' इनका समास नहीं किया गया। 
मोहयोरसमासकरणम्‌ । तौ , इन दोनोंका अधिकरण मन है, 
कि, शरीराध् इनको तथा शरीर जिनका अधिकरण 
मेनाजधकरणा; तथा शरोराधि- | है, उन जरा और मृत्युको भी आत्मा 
करणों जरां मृत्युं चात्येति; जरेति | अतिक्रमण किये हुए है | जरा-यह 
० . ». .. . ; ठहेच्द्रिससवातका विपरिणाम है, 
कायकरणसब्दातावपारणागा वली- झुर्रियों पड जाना, वाल पक जाना 


पलितादिलिड्डः; मृत्युरिति तद्दि- | आदि इसके चिह्न हैं तथा मृत्यु 


परीतप्रत्ययप्रभवो5विवेकी भ्रमः; 





# योगदर्शनमे अविद्राका लक्षण इस प्रकार किया है--“अनित्याग्रचिदु.खा- 
नात्ममु नित्यञ्विसुखात्मख्यातिरवियाः अर्थात्‌ अनित्य, अश्ुत्रि; दु.ख और 
जनात्माम निच, झुचि, सुख ओर आत्मबुद्धि होना अविद्या है--य्रद्दी विपरीत 
प्रतीति है । 


॥ 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्याथ ७०९, 

ब्य 3८2 व्यर्डए: 22%: ब्य>०22७० नये >:22% न्योद ८24 प्यदे ६220, व्याट २-24 न्याई ज- 2 लिलन शिकिनन शक न न कीमिल न भाई 
च्छेदो विपरिणामावसानः; तो विच्छेद और विपरिणामका 

अन्त हो जाना है; उन शरीररूप 

अधिकरणवाले जरा-मृत्युका वह 

अतिक्रमण किये हुए है। 






जराम॒त्यू शरीराधिकरणावत्येति । 





ये तेडशनायादयः प्राणमनः- 
शरीराधिकरणाः प्राणिष्चनवरतं 
वर्तमाना अहोरात्रादिवत्‌ समुद्रो- 
मिंवच्च प्राणिषु संसार इत्युच्यन्ते; 
योञ्सो दृेद्रेशेत्यादिलक्षणः साक्षा- 
दव्यवहितो5परोक्षादगोणः सवो- 
न्तर आत्मा त्रह्मादिस्तम्बपयेन्ता- 
नां भूतानामशनायापिपासादिभिः 
संसारधमें: सदा न स्पृश्यते, 
आकाश इव घनादिमलेः । 

तमेतं थे आत्मानं स्व॑ त्च॑ 
बिदुवे ब्युत्थान- विदित्वा.. ज्ञात्वा 

निस्पणय्‌ अय्महमसि पर ब्रह्म 
सदा सर्वंसंसारविनिमेक्त॑ नित्य- 
तृप्तमिति, ब्राह्मणाः ब्राह्मणानाम्‌ 
एवाधिकारो व्युत्थाने, अतो 
ब्राह्मणग्रहणम॒, व्युत्थाय वेपरीत्येन 





ये जो ग्राण, मन और शरीररूप 
अधिकरणवाले तथा प्राणियोमें दिन- 
रात ओर समुद्रकी तरज्नोके समान 
निरन्तर रहनेवाले क्षुधादि धर्म हैं, 
वे ही प्राणियोमें 'ससार” इस नामसे 
कहे जाते हैं; किन्तु यह जो 
दइृष्टिका द्रश् आदि लक्षणोवाला, 
साक्षात्‌---अन्यवहित और अपरोक्ष- 
अगौण सर्वान्तर--अक्यासे लेकर 
स्थावरपर्यन्त समस्त मूतोंका आत्मा 
है, वह मेघादि मलोसे आकाशके 
समान कभी ससारघर्मोसे स्पश नहीं 
किया जाता | 


उस इस आत्मा--खरूपको 
यह सर्वदा सम्पूर्ण ससारधर्मोंसे रहित 
नित्यतृत्त परब्रह्म मैं हँ--ऐसा 
जानकर ब्राह्मपलोग--क्योंकि 
व्युत्थान ( सन्यास ) में ब्राह्मणोंका ही 
अधिकार है, इसलिये यहाँ 'आह्मण? 
पद ग्रहण किया गया है--ध्वयुत्यायः 
विपरीतभावसे उत्थान करके, कहॉसे, 





उत्थान कुत्वा; कुत इत्याह-- | उत्थान करके * सो बताते हैं-... 


चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
2200. ब्य:<:2:७- ब्य>:ऋ- ब्ब पड नए कर प्र लग कर, न्योरें <टक ये जी पक >ऑॉर्स्केस 2 2 बह. न्य<०) 3 
ह रे बह करे पुत्रेषणासे से त्र्के ल्यि जो 
पुत्रेषणायाःपुत्रा्थेपणा पुत्रेषणा-- | पत्रेषणासे, पुत्रके हिये जो एषणा - 
9 ५ ले ( श्च्छा ) होती है, उसे पुत्रेषणा 
पुत्रेणेमं लोक॑ जयेयमिति लोक- ' कहते हैं-...मै पुत्रके द्वारा यह लोक 


७१० 


जयसाघन पुत्र प्रतीच्छा-एपणा 
दारसड्ग्रहः । 
कृत्वेत्यथे:-- 


वित्तेंपणायाश्र--कर्मसाधनस्य 


दारसड्ग्रहम- 


(5 


गवादेरुपादानम--अनेन 
कृत्वा पितठलोक॑ जेप्यामीति, 
विद्यासंयुक्तेन वा देवलोकम्‌, 
केवलया वा हिरण्यगर्भविद्यया 


देवेन वित्तेन देवलोकम्‌ । 


देवाद्‌ वित्तादू व्युत्थानमेव 
नास्तीति केचित्‌, यसात्तद्धलेन 
हि. किले व्युत्यानमिति; 
तद्सत्‌, “एतावान्ये कामः! 
(बृ० 3० १। ४ । १७) इति 
पठितत्वादेषणामध्ये. देवस्थ 
वित्तस्स; हिरण्यगर्भादिदेवताबि- 
. पयव विद्या वित्तमित्युच्यते; देव- 

लोकहेतुत्वात्‌; न हि निरुपाधि- 


| जीदूँगा, इसलिये लोकजयके साधन 
| पुत्रके प्रति जो इच्छा होती है वही 
| पुत्रैपणा है, यहाँ 'एपणा'से ल्री- 
' परिग्रह लक्षित होता है भाव यह कि 
| छ्ीसंग्रह न करके-- 

तथा वित्तैषणासे उत्थान करके, 
। कर्मके साधनमभूत गौ आदि मानुषवित्त- 


केसे की इस भावसे ग्रहण करना कि इसके 


द्वारा कर्म करके मैं पितृलोकपर 
विजय प्राप्त करूँगा अथवा विद्या- 
सयुक्त कर्से देवलोक या केवल 
। हिरण्यगर्भविद्यारूप देववित्तसे 
 देवलोक प्राप्त करूँगा, [ इसका 
' नाम वित्तेषणा है ]। 


| किन्हीं-किन्हीका मत है कि 
टेववित्तसे तो व्युत्थान होता ही नहीं, 
क्योंकि उसके बल्से ही तो व्युत्यान 
| होता है, किन्तु यह ठीक नहीं है, 
क्योकि “एताब्ान्बे काम.” इस 
श्रुतिद्वारा देबवित्तको एपणाके बीचमे 
ही पढा गया है और हिरण्यगर्भादि 
देवताविपयिणी त्रिद्या ही देववित्त 
कही जाती है, क्योंकि वह देवलोक- 
प्राप्तिकि हेतु है । निरुपाधिक 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइरसाष्याथे 


७११ 


बस: बल पक, पट. अर िट- नि: 2% न ि22- नई एि? पक ब्यॉ>2# नया 2%- नई: "वा 2७ “हॉट 0 


कप्रज्ञानधनविषया त्नह्नविद्या देव- 
लोकप्राप्तिहेतु, “तसाात्तत्सवेम- 
भवत्‌” (बु० 3० ११४ । १० ) 
“आत्मा होषां स भवति” ( १। 
४।१० ) इति श्रतेः | तद्धलेन हि 
व्युत्थानम्‌, “एतं व तमात्माने 
विदित्वा” (३।५।१) इति 
विशेषवचनात्‌ । 


तसात्‌ त्रिभ्यो5 प्येतेस्योडना- 


त्मलोकप्राप्तिसाधनेम्य एपण[- 


विपयेभ्यो व्युत्थाय-एपणा काम 


“एतावान्‌ वे काम: (१।४।१७) 


इति श्रतेः--एतरसिंस्रिविधेष्ना- 
त्मलोकप्राप्तिसाधने वष्णामक्ृत्वे- ' 


त्यथः | 
सवा हि साधनेच्छा फलेच्छेब, 
खणाबय- जँतो व्याचप्टे श्रुतिः 
स्यफलम एकैव. एषणेति; 
कथम्‌ ? या श्वेव पुत्रेषणा सा वि- 
त्तेषणा, इृष्टफलसाधनत्वतुल्य- 


प्रज्ञनघनविषयिणी ब्रह्मविधा देवलोक- 
की प्राप्तिकी हेतु नहीं है, जेसा कि 
“अत: वह सवव हो गया? “वह इनका 
आत्मा ही हो जाता है” इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रमाणित होता है। और 
व्युत्थान भी ब्रह्मविद्याके ही बलसे 
होता है, क्योंकि इस विषयमें “उस 
इस आत्माको जानकर” ऐसा विशेष 
वाक्य है | ; 

अतः एषणाके विषयभूत इन 
तीनों ही अनात्मलेकप्रापिके 
साधनोसे व्युत्यान करके---“निश्चय 
इतना ही काम है” इस श्रतिके 
अनुसार एषणा कामका ही नाम 
है---तात्पय यह है कि अनात्म- 
लोककी प्राप्तिके इस त्रिविध साधनमे 
तृष्ण न करके [ भिक्षाचयो 


! करते हैं |] 


साधनसम्बन्धिनी सारी इच्छा 
फलेच्छा ही है, इसलिये श्रुति ऐसी 
व्याख्या करती है कि एक ही 
एषणा है, किस प्रकार *-जो भी 
पुत्रेषणा है, वही वित्तेषणा है, क्योकि 
उनका दृष्ट फलमे साधन होना 
समान है, और जो वित्तेषणा है 


त्वातृ; या वित्तेषणा सा लोकेषणा; ! वही लोकेषणा है, क्योंकि वह फलके 


फलार्थेंच सा; सबः फलाथगप्रयुक्त 
एवं हि सर्वे साधनमुपादत्ते; 


ही लिये है, सब्र लोग फलरूप 
प्रयोजनसे प्रेरित होकर ही सारे 
साधनोंको स्त्रीकार करते हैं, अतः 


छ१२ वृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय रे 

बिल पर 2 न्:2), च्य्ट ० ट फ, वाईए लि: ट कब: कक, व्याईपयी कर न्याई ०-23, यहा 2८2: व्याद 2 )क, याद >-पक प्या > पक, 

अत एकैव एषणा, या लोकेषणा | एक ही एषणा है; जो लोकैषणा 

सा साधनमन्तरेण सम्पादयितु है, उसका साधनके बिना सम्पादन 
नहीं जा्‌ क्योंकि 

न शकक्‍्यत इति, साध्यसाधन- |  + जा सकता, र्छ 


हू « | प्रकार साध्य-साधन-मेदसे ये दोनों 
भेदेन उभे हि यस्ादेते एपणे 


एबणाएँ ही हैं, अतः ब्रह्मवेत्ताके 
एवं भव॒तः; तसाद्‌ ्रह्मविदों ना- | हिये कर्म और कर्मका साधन दोनों 
स्ति कम कर्मसाधनं वा । 


ही नहीं हैं । 

अतो येकतिक्रान्ता ब्राह्मगाः | अत. जो पूर्ववर्ता ब्राह्मण थे, वे 

सर्व कर्म कर्मसाधन | गे कर्म और देव, पितू एव 
मिक्षाचसेविधानस्‌ शेप पलपल: मनुष्यलोकसम्बन्धी . यज्ञोपत्रीतादि 

जल मर सम्पूर्ण कर्मसाधनोंको [ छोडकर ], 
नुपनिमित्त यज्ञोपवीतादि, तेन | क्योंकि उन्हींसे देव, पित और मनुष्य- 
हि देव पितन्यं मालुप॑ | झोकसम्बन्धी कर्म किये जाते हैं, जेसा 

क्रियते, “निवीत॑ कि “भमनुष्योंके लिये निवीत [ पितरोंके 
जाम १ ० जगत लिये प्राचीनावीत और देवोंके लिये 
मनुष्याणाम” इत्यादिश्रतेः । 


उपबीत है ]” इस श्रुतिसे ज्ञात होता 
तस्मात्‌ पूर्वे त्राह्मणा त्रह्मविदो व्यु- | है। अत. पूर्ववर्ती त्राह्मण-ब्रह्मवेत्तालोग 
त्थाय कमम्यः कर्मसाधनेम्यश्र 





कम और कर्मके साधन यज्ञोपवीतादिसे 
यज्ञोपवीतादिम्यः, परमहंसपारि- | क्षो प्राप्त होकर मिक्षाचर्या करते हैं । 
भिक्षाके लिये विचरना भिक्षाचर्या है, 
भिक्षार्थ आप ः कप 

भिक्षारथ चरणं भिक्षाचयम््‌ चरन्ति | + हि 
वे लिड केबलम जो केवल आश्रममात्रमें रहनेवालॉके 
त्यक्वा साते लि केंवल्स | बओवनका साधन और सन्यासका 
पारित्राज्यव्यज्ञकम्‌; विद्वॉछिड्र- स्मात॑ चिहको त्यागकर मभिक्षा 
१. जनेऊकों मालाकी भाँति पहनना । २. जनेऊको अपसब्यभावसे 


व्युत्थान कर परमहस परित्राजकभाव- 

त्राज्यं प्रतिपद्य, मिक्षाचय चरन्ति- 
| उसका चरण-आचरण करते हैं, 
आश्रममात्रशरणानां जीवनसाधनं | अभिव्यज्ञक है, उस [ त्रिदण्डादि ] 
अर्थात्‌ दायें कन्धेपर पहनना। ३. जनेऊको सब्यमावसे यानी बायें कन्घेपर पहनना। 





ब्राह्मण ५ ] 


शाइरभाष्याथे 


७१३ 


ज्य2७. आए) बरस कॉएिट:८ च्कॉसिसियेक ब्रिटन नई 0 बे: नाईक चार्ट: नाई: 


वर्जितः--“तस्मादलिड्लो धर्मज्ो- 
ज्व्यक्तलिज्लेष्व्यक्ताचारः” 
इत्यादिस्वृतिस्यः, “अथ 
परिवराड्‌ विवणवासा मुण्डो5परि- 
ग्रह” (जाबालोप० ५) 
इत्यादिश्रुते, .. “सशिखान्‌ 
केशानिकृत्य विसृज्य यज्ञोप- 
वीतम्/” ( कठश्नुति १ ) इति च। 
ननु॒'्युत्थायाथ भिक्षाचये 
व्युत्थानविषिरा- चरन्ति' इ्ति वर्ते- 
क्षिप्ते. म्ानापदेशादथवा- 
दोध्यम्‌; न विधायकः प्रत्ययः 
कश्निच्छ्यते लिडलोट्तव्यानाम्‌ 
अन्यतमोडपि । तसादथवादमा- 
त्रेण श्रुतिस्टतिविहितानां यज्ञो- 
पवीतादीनां साधनानां न शक्यते 
परित्यागः कारयितुम्‌; “यज्ञोप- 
वीत्येवाघीयीत याजयेद्यजेत वा!” 
पारिव्राज्ये तावदध्ययनं विहितस्‌- 
“वचेद्संन्यसनाच्छूद्रस्तसाद्‌. चेद॑ 
न संन्यसेत्‌” इति। “खाध्याय 


करते हैं, बाह्य चिहोसे रहित एवं 
विद्वान होकर जेसा कि “इसलिये 
[ यति ] भलिद्, धर्मज्ञ, अव्यक्तलित्नि 
और अव्यक्ताचार होता है?” इत्यादि 
स्मृतियोंसे ज्ञात होता है । तथा 
“पस्त्राट्‌ विवर्णवश्चयुक्त, मुण्डित और 
अपरिग्रह होता है? इत्यादि श्रुतिसे 
और “शिखाके सहित केशोको 
काटकर यज्ञोपवीतको त्यागकर”? 
इत्यादि वाक्यसे भी सिद्ध होता है। 

पूव ०-किन्तु «््युत्यान करके 
भिक्षाचर्या करते हैं? ऐसा वर्तमान- 
कालिक प्रयोग होनेके कारण यह 
अर्थवाद ही है | लिड्‌, लोटू, तब्य--- 
इन विधिसूचक प्रत्ययोमेंसे तो यहाँ 
किसीका भी श्रवण नहीं है, अतः 
केवल अथैवादके ही. कारण 
श्रुतिस्ट्वतिविहित यज्ञोपवीतादि 
साधनोमेंसे किसीका भी त्याग नहीं 
कराया जा सकता; “पयज्ञोपत्रीतीको 
ही अध्ययन, याजन अथवा यजन 
करना चाहिये |” पाख्राज्यमें भी 
अध्ययन तो विहित है ही, “बेदका 
त्याग करनेसे शझूद्ध हो जाता है, 
इसलिये वेदका त्याग न करे ९ 
आपस्तम्बने भी कहा है, “वाणीका 


७१७४ चृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ३ 
्ई:2)७.. व >८)७.. आन बन: आए 22%, न्य>:29७ व्या 22% ब्या 224७ न्ये:2स्‍%- व 2:24% चाह <<: 2७०. नाई ५०2, 
एबोत्सृज्यमानों वाचम्‌” इति | त्याग करनेवालेको केवल खाध्याय 
च्‌ू आपस्तम्बः | “ब्रह्मोज्य | ढी करना चाहिये |” तथा “वेदका 
वेदनिन्दा च. कौटसाक्ष्यं | योग, वेदकी निनन्‍्दा, कूंट-साक्षय, 


सुहृदधः । गर्हितान्नाययोजग्धिः | “टिका वध तथा गर्हित अन्न और 
सुरापानसमानि पदू ॥! भोजन करना-ये छः सुरापानके 


ति ब्पर्यार समान हैं”? इस प्रकार वेदत्यागर्मे 
इति वेद्प दोषश्रवणात्‌ । | दोष सुना गया है । “गुरु, इद्ध और 
“उपासने गुरुणों बइंद्धा- | अतिथियोकी उपासनामें, होममें, 
नामतिथीनां होमे जप्यकर्मणि | जपकर्ममें, भोजनमें, आचमनमे 
भोजन आचमने खाध्याये च्‌ | और स्वाष्यायमे यज्ञोपवीती होना 
यज्ञोपपीती सात” इति चाहिये ।” इस प्रकार श्रुति और 
परिव्राजक्थमपु. च गुरूपा- स्वृतियोमें पस्राजकोंके धर्मो्मे भी 


गलनोलिमेमाटीनां | गुरुकी उपासना, भोजन और आचमन 
सनस्वाध्यायमोज दीनां कह 
नादी आदि कर्मोंका कर्तन्यरूपसे विधान 


पा. के [कप । 

कर्मणां श्रुतिस्मृतिप कतेव्यतया । किया गया है, इसलिये गुरु आदिकी 
चोदितत्वादू गु्वाद्युपासनाड्त्वेन उपासनाके अद्जरूपसे यज्ञोपवीतका 
यज्ञोपबीतस्य विहितत्वात्‌ तत्परि- | विधान होनेके कारण उसका परित्याग 
त्यागों नवावगस्तुं शवयते। यच- उचित नहीं माना जा सकता | यद्यपि 
स्येपणास्यो ५ एपणाओंसे व्युत्यान करनेका विधान 

प्येपणाभ्यो व्युत्थानं विधीयत ' + जिस व| 
रच हि डे ३ -. | है ही, तथापि पुत्रादि तीन ही 
ते, तैथाप उत्राद्यपणास्यास्त- पणाओंसे व्युत्यान करना चाहिये, 
सृभ्य एव व्युत्थानं न तु सबेसात्‌ सारे ही कर्म और कर्मसाधनोसे 
व्युर च्युत्वान करनेकी आवश्यकता नहीं 
कमेणः कर्मसाधनाञ् च्युत्थानमू, | ५ 
हर न ! | है। सवका परित्याग करनेपर तो 
तिवपारत चाश्ुतं कृत | अविहितका अनुष्ठान और यज्ञोपवीतादि 


स्मात्‌/ थ्रृव॑ च यज्ञोपवीतादि | “हितका परित्याग हो जायगा। 


अपियत और इस प्रकार तो विहितका पालन 
हापित स्पात्‌; तथा च महानपरा- | « करने और निपिद्ध कर्मका आचरण 


थो विहिताकरणग्रतिपिद्धाचरण- | करनेके कारण महान्‌ अपराध 





च्राह्षण ५ ] शाइरभाष्याथे १५ 
बट ८0, ब्कॉ:) व्या>: पक व्य७. ब्कए *:७.. ब्वर्पे:2), बए-:2:. व्यको::७ "कर: 3. नाई 22. चई 2:2७, ब्का:2#- 
निमित्तः कृतः स्थात्‌; तस्माद्‌ |हों जायगा | अतः यज्ञोपवीतादि 
यज्ञोपवीतादिलिड्जपरित्यागो5न्ध- 
33 
परम्परव | 
न; “यज्ञोपीतं वेदांश से | _ तिद्धान्ती--ऐसी बात नहीं है, 
तदवर्जयेद्यतिः” क्योंकि “यति यज्ञोपवीत एवं वेद 


लिज्ञोंका परित्याग अन्धपरम्परा ही है | 


द्ू 
उक्ताक्षेपनिरास नि इन सभीका त्याग कर दे” ऐसी 
कठश्रातिः ४ ) | श्रुति है। इसके सित्रा सारी उपनिपदे 
इति श्रुतः । अपि च|भी आत्मज्ञानपक ही है---और 


आत्मज्ञानपरत्वात्‌ सर्वस्या उपनि- | 'भत्मा सक्षात्‌ करनेयोग्य, श्रवण 

आल देश व्ग आर लिटओ करनेयोग्य एवं मनन करनेयोग्य है! 
पढः-आत्मा द्रधज्यः श्रातज्यां |. प्रकार आक्रज्ञानका उपक्रम 
मन्तव्य इते हि ग्रस्तुतम्‌; स किया गया है; तथा यह भी प्रसिद्ध 
चात्मैव साक्षादपरोक्षात्‌ सर्वान्तरः | हो है कि वह आत्मा ही साक्षात्‌, 
अशनायादिसंसारधमंवर्जित इत्ये- | रोकी सर्वान्तर और क्षुधादि 
रे > ससारधर्मोसे रहित है---.इस प्रकार 
व॑ विज्ञेय इति तावत्‌ प्रसिद्ध । 


के ५. जानना चाहिये | इस सारी उपनिपद्‌- 
सवा हीयसुपनिषद्‌ एवम्परेति का तात्पर्य इसीमे है, यह किसी 


विध्यन्तरशेपत्व॑ तावन्नास्ति, | दूसरी व्रिधिका शेषभूत नहीं है, 
अतो नाथवादः, आत्मज्ञानस्य इसलिये अथवाद नहीं है, क्योकि 
कर्तव्यत्वात्‌, आत्मा च अशना- | मिशन तो कर्तव्य है ओर आत्मा 


विन अवी वि क्षुत्ादि धर्मोबाला है नहीं, इसलिये 
यादिधमेत्रात्न मवतीति साधन- बसे पिन आर दाल तिल यही 


फहलावलक्षणां ज्ञातव्यः, अतो-। समझना चाहिये | अतः आत्माको 
अ्यतिरेकेणात्मनो ज्ञानमविद्या--| इनसे अविलक्षणरूपसे जानना ही 


/“अन्योज्सावन्योप्हमसीति न स्‌ | “निया है, जैसा कि “यह ब्रह्म अन्य 

हि है और में अन्य हँ--ऐसा जो 
वेद” (बृ० 3० १।४।१० ) जानता है वह नहीं जानता”, “जो 
“मृत्यो+ स सृत्युमामोति | यहां नानावत्‌ देखता है, वह मृत्युसे 


७१६ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्रज 3७ नई नि? पक न्यॉएि:22 जाई 32७. बकए न: 2७ नाई >:24- यई 2 आई" ७ नई 3220. घहर्ई:८2ऋ, याई:27% सा 


यहह 
(४।४। 
चानुद्रष्टव्यम्‌!! ( ४७ ।७४। २० ) 
“एकमेवाहितीयमस!” (छा० 
६॥२।१ ) “तत्तमसि” (छा०उ० 
६॥८--१६ ) इत्यादिश्वतिभ्यः। 
क्रियाफल॑ साधन॑ च अश- 
नायादिसंसारधमातीतादात्मनो 
उन्यद्विद्याविषयम्‌ू--/यत्र हि 
इंतामेव भवाति” ( बृ०उ3०२।४। 
१४ ) “अन्योज्सावन्यो5्हमसीति 
न स वेद” (१।४।१०) 
“अथ येड्न्यथातो विदुः” (छा० 
उ० ७| २५। २) हइत्यादिवा- 
क्यशतेम्यः | 

न च विद्याविद्वे एकस्स पुरुष- 
स्व सह भवतः, विरोधात्‌--तमः- 
प्रकाशविव; तस्रादात्मविदो- 
5विद्याविषयोडधिकारो न द्र॒ष्टव्यः 
क्रियाकारकफलभेदरूपः, 'मृत्योः 
स मृत्युमाप्तोति! इत्यादिनिन्दि- 
तत्वात्‌, सर्वेक्रियासाधनफलानां 
च अविद्याविषयाणां तहिपरीतात्म- 
विद्या हातव्यत्वेनेएत्वात्‌, यज्ञों- 
पवीतादिसाधनानां च तहिपय- 


त्वात्‌ | 


नानेव पश्यति” ' मृत्युको प्राप्त होता है”, “निरन्तर 
१९) “एकघ- | एकरूपसे ही देखना चाहिये”, 


८एक ही अद्वितीय ब्रह्म है??, “वह 
तू है? इत्यादि श्रुतियोंसे त्रिदित 
होता है। कर्मफल और उसके 
साधन तो क्षुधादि सासारिक पधर्मेसे 
अतीत आत्मासे भिन्न अवियाके 
अन्तर्गत हैं, जेसा कि “जहाँ द्वेत-सा 
होता है? “यह अन्य है, में अन्य 
हूँ---ऐसा जो जानता है, वह नहीं 
जानता”, “और जो इससे अन्य 
प्रकारसे जानते हैं?” इत्यादि सैकड़ों 
श्रीत वाक्‍्योसे सिद्ध होता है । 


इसके सिवा एक ही पुरुषमें 
विद्या और अविद्या साथ-साथ रह 
नहीं सकतीं, क्योंकि उनमें अन्धकार 
और प्रकाशके समान परस्पर विरोध 
है, इसलिये आत्मवेत्ताका क्रिया, 
कारक और फलका मभेदरूप अविद्या- 
विपयक अधिकार नहीं देखना 
चाहिये, क्योंकि “वह मृत्युसे मृत्युको 
प्राप्त होता है? इत्यादि रूपसे उसकी 
निन्दा की गयी है, तथा अविद्ाके 
विपयभूत सम्पूर्ण क्रिया, साधन और 
फल उससे विपरीत आत्मविद्राद्वारा 
हेयरूपसे इष्ट हैं, एब यज्ञोपबीतादि 
साधन भी उस (अबविद्या ) के 
विपय हैं । 


रे 
चाह्मण ५ ] शाउरभाप्याथ ७१७ 
बस ब्कप2 बकरे: नरम 3 आप 3 नए । 2» बा -23०- ब्ा्य-2०- बिक, ब्लॉ्-)- बॉर्पल- 0७. अर) 


तस्सादसाधनफलूखभावादा- | अतः जो साधन और फलसे भिन्न 
| खभावचाला है, उस आत्मासे एपणा 
! भिन्नविषयिणी एवं विलक्षण है। ये 
उमे बोते साधनफले एपणे एच सावन और फल दोनो एपणाएं ही है, 
भवतः, यज्ञोपवीतादेस्तत्साध्य- यज्ञेपत्रीतादि और उनसे साथ्य कर्म 

भी साधन ही है। [अत वे भी 
कर्मणां च साधनलात, “मे | एपणाएँ है ] क्योंकि "ये [ साध्य 
होते एपणे एव! इति हेतुबचने- और साधन ] दोनो एपणाएँ ही 
| हैं?--इस हेतुसूचक वाक्यसे यही 
| निश्चय. किया गया है | अत्त, 
धनात्‌ तत्साध्येम्यश्व कमेभ्यो5वि- | वज्ञेपपीतादि साथनसे और उससे 


| 
द्याविषयत्वाद॒ एपणारूपत्वाज्ल आय कमेंसे ब्युत्यानका विधान 
सिर ब्युह्यार ' करना अभीष्ट ही हैं, क्योंकि वे 


विधित्सितमेच्र | ; और इनका त्याग ही अभीष्ट है । 
नन्तु उपनिषद्‌ आत्मज्ञानपर- , एूव०-किन्तु उपनिपर्दे तो 


वदारग हि च्युवानमातिः | गा्वादप का हैं, इसलिये ब्युत्थान- 


। ब 
विषास्तुर्पेज- तत्स्तुत्यथो,. न जैति उसकी स्वुतिके लिये है, वह 
माशइूपते विधि । | त्रिधि नहीं है । 


त्मनोउन्यविपया विलक्षणेपणा । 


नावधारणात्‌ । यज्ञोपचीतादिसा- 


न; विधित्सितविज्ञानेन समा- पिडान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
क्योकि जिसकी विधि करनी अभीष्ट 

नकतठेकत्वश्रवणात्‌ | | है, उस विज्ञानका और इसका श्रुतिने 
न हि अक्तव्येन | एक ही कर्ता वतलाया है । वेदमें 
। अकनन्यके साथ कतेन्यका समान- 

कतेव्यस्य समानकर्दकत्वेन वेदे | कर्तंकहूपसे [ अर्थात्‌ वे दोनों एक 
ही कर्तोद्वारा कर्तव्य हैं---इस 

कदाचिदाप्‌ श्रवणं सम्भव॒ति; | प्रकारसे ] श्रवण होना कभी सम्भव 


तनिरसनम्‌ 


3८ हृवारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्रज 2:5५. ०७. वन: न 2७० बॉ :2:%- व्याए > 22७ न्याई 20.७७ व्या्( >:2)७०- ब्य--2%, बट पक, 
कतेव्यानामेव हि अभिषवहामभ- | नहीं है। जिस प्रकार सोम निकालना, 
, हृवन करना और भक्षण करना-इन 
क्षाणां यथा श्रवणम्‌ ,अभिषृत्य हुत्वा कर्तव्य कमोंका ही 'सोम निकालकर 
वि पर हवन करके भक्षण करते हैं? इस 
भश्षयन्तीति, तहदात्मज्ञानेषणा- ' प्रकार एक कर्त॒करूपसे विधान किया 
गया है, उसी प्रकार आत्मज्ञान, 
एपणाब्युत्यान और भिक्षाचर्या-उन 
कर्तत्योंका ही समानकतृकत्व-श्रवण 

होना सम्भव हो सकता है । 
अविद्याविपयत्वादेषणात्वाद्य यदि कहो कि अव्रियाका विपय 
और एपणारूप होनेके कारण 
अधप्राप्त आत्मज्नानविधेरेव ' यज्ञोपत्रीतादिका परित्याग तो आत्म- 
ज्ञानकी विधिसे ही खत प्राप्त हो 
जाता है, उसके लिये त्रिधि करनेकी 
विधातत्य॒ उडवि. चेत्‌ ! आवश्यकता नहीं है--तो ऐसा 
». कहना भी टीक नहां है, क्योंकि 
न. मुतगमात्मतानविधिनव॒ जिस प्रकार आत्मज्ञानकी गिथिसे ही 
विष्टित व्युत्थानका उसी कतकि द्वास 
कनब्यन्व श्रवण दानसे आर भी पुष्टि 
दाटयपिपत्तिस, तथा मभिक्षाचर्यस्य हो जाती हैं, उसी प्रकार ऐसी परिधि 
करनेसे भिक्षार्याकी भी इढ़ता 

च। | होनी है, 


व्यूत्थानमिक्षाचयाणां करतैच्याना- 


मेत्र समानकठे कत्वश्रव्ण भवेत्‌ । 


यतोपबीताडिपरित्यागः, न तु 


प्रिहितम्य समानऊते कन्वश्रवणन 


यन पुनरुक्तं बते- और ऐसा जा कहा कि 
| बतमानकाडिक प्रयोग होनेसे यह 
' केबट अथयादमात्र हैं, सो यह टीक 
मा ॥, क्योंकि [ आंदम्बरों यूपों 


मानापद शाद थबाड मात्रा मात --- 


के ५ आहत रशककरतककस: + हैं 


गंगा ््यी हिला बामानतारिय द्वेनिपर भी इसका ध्यूलटरया 
पूरे  / चर्ग वे ऐसा वियियरश लगे किया जाग # । 


जल्‍वईं + फेल बम १०० नमी, २:०० 


“परग्यस्यगादिविधिसमान- 


क्न्> 
४१६ 


बा 
सताटा। । 


“्यन्थाय शिक्षायये चर्गन्न' 


ह 
ज्नमगा पे 
4 


ख्ानावप 


डस्प्भाएद दाग 
5 


गग्धानम 


एपजान- 
5पीनि पेन : 

ने, उिपानसग 
पाउयादेयभाग्यस्थानडक्षयान पा- 
रिध्वास्यान्नगेपपन:: मदि नह 
प्माग्यों स्यस्यानलत्ष य पारियायय 


समानशन छान पार - 


सेदान्मजाना 6 नान्मयान- 


रू 


पिगेध्येपशापरित्यासरुपन्यान 


जज -जक- 


स्यान 
अधियायिपय्स्वा धैष थाया : 
ज्यनिर्यण 
थ्राज्य॑ 


नतह- 
साम्याश्रमरपं पारि 
व्रद्मटो फरादिफलप्रामि- 
साथनम, सद्धिपयं संगोपर्ीनादि- 
साथनपिधान लिड्वमिधानं थे । 


ने थे एपंणासपरसाघनोपाडा- 


दा ग्भाप्याश 5] ९ 


ब्ब्टे> ६ जरं २. न 3१. न्‍वर्ट- १. नयी ५१. जा 9१०० नर 3.7० ब्यर्ट 4.3० व के ;० 


>> >> कर्ण डे ० ३. 7७4 ०35 % 
ढू ३ जज] $ २४/ 4३४ » 
थ हु बड् 
35 के 2४% ९० ७७ ७० ७ 2७ दे क्‍्ड कह त 
# न ५६ +,)7] 072 *४४ ० ह€,१, १ ६ १: 
; 
#०+० ३६८ ३ ७५+७ * _ 
२7 कि श्र || 
+ क्‍ँ 
कट हि 3कर> 5 ० 
5 | १, 4 हि 4 -; ; 
ऊ 
>> ऐ कर न के क्ज है जद के के एक बा 
न क: श्र + *+ ४१ ० १९३३४ 
हे 
कक ४+ के वन #&&7 ७ द्र्स 20४ 
६3 ०४ के रन कु रप कई 
4४ “४ ६५३ 03% ह ट्र7* * बा 
कं मे जज 
है > ढ.०4ब>+ ०० ७» ७» #& 5 ७०»+ +* 
कट | का बड़ कै ३ ७ "| हक) ई 
डे» |] रु 
जब न्> ७ ब्ऊ $ ४ का $. ०2 क 
जे आओ 4 + ० 7] | £$ , ॥ 
थक ] 
ल्‍्ऊ >> 4 गन डे 
है रे 7» ६ ० का 
न मी शम 
>> आफ हम ७ ६४» $#&॥ ७ >ेन हू जूड 7 + हि 
६ह्श ५ दि *५ ए। 2 नई 
है हु 
कं... के: १.2 ३ ग 
०० ७१६३ ७५ ह९० ५ ४० «०» छह 
7/+० «७ ञ कि 5 रह] 
६:०६ * 7 ७ 
न ड़ #. ४७०० 
/ ८ ई कर: । क. ४5. ६ 
«»  ट् 7 $ हि 
भर 3 #बस> ज़्ब है ड््औ 
83५6 ६३ # «५7४ का हक, 
* ०»... + न 
# 8 2 कक है |] ! । पक अत 
न्ग्प्छ 7९! ६/ ६  / 0१ ++4) 
> 
०० + 5 ६३: * »+ +  :-६ १ 
+ 08 ३ ०१३७ ६ ०३१ ९ ९१११९ ८8४३  » १ * | 
मै डा 
है 3+0&०-+ «४ | . # के 4 नम बे 
8९५ ११ ८०३२ [+ ५ ० ३»७४२ ३ ! हक 
* हर 
$ 9 ००० #ज 0जज ७०७ +००५७०५ $+ ४. ७ - 
$ १8 7 8 0 है के इक छह 
+ +) २६ 
क्र हु ४. ४80७-०४ धर ४20 ० नर 
+ ५0934 4 ७039. हु 5 हक 6 मी (९ (, 
ही बा क्र हि 
डे # के ++ + & ६ » >के 53] ५ 
+४६१ ५ + + ६१४ | ४१] ५, /१। 
न ७८४ के 
पी । ++  #& किक हा छू ऊक ह्ड हि रे 
है॥१ कक ये 804 हैं: है 8 + 4४ है! 
ल्‍+ हे ऊ न 
0, 53 व हे ४ $+ :- वह ३ ६३.५ ००० 
373787 [85६६ 8, 53+ *॥ ॥इददते 
75 न्‍ 
नर 


गया अन्‍्प प्रयाग सैस्यागत 


छन्‌० 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय रे 


ब्कर्ट सन ज्->पक बट: 7० बम ज्या्-22:2, यऑ >:022, “कई >> च्याईड (372 प्र. व्यर<-.:७- व्या>-2७. चाह -2-3७ 


नस्प आश्रमघर्ममात्रेण पारित्रा- 
ज्यान्तरे विषये सम्भवति सति, 
सर्वेपनिपद्धिहितस्स आत्मज्ञानय 
बाधनं युक्तम, यज्ञोपचीताध- 
विद्याविषयषणारुपसाधनोपादि- 
त्मायां चावच्यम्‌ असाधनफल- 
रूपस्थ अशनायादिसंसारधर्मव 
जिंतस् अहं त्रह्मास्पि, इति विज्ञान 
वबाध्यत; न च तढ़ाधन युक्तम, 
सर्वोपनिपदां तदथेपरत्वात्‌ । 
भिक्षाचय॑चरान्ति! उत्येपणां 


चत ? अथापि सझ्थादेषणा- 
भ्यो व्युत्थानं विधाय पुनरेपण- 


कदेग॑ भिक्नाचय ग्राहयन्ती तत्स- 
म्बद्रमन्यदपि ग्राहयतीति चेत्‌ ? 


न, भिक्षाच्यस्थाप्रयोजकन्चाद 


शस्पोनग्फालमक्षणबत्‌ । ओपप्रति- 


आश्रमधरममात्रसे एपणारूप साधनोंका 
ग्रहण सम्भव है--इतनेहीसे सम्पूर्ण 
उपनिपदोंद्वारा प्रतिपाद्य आत्मज्ञानका 
वाघ होना उचित नहीं है, 
यज्ञोपवीतादि अविद्याविषयक एपणा- 
रूप साथनोंको ग्रहण करनेकी इच्छा 
रहनेपर तो इस असाधन-फलरूप 
एवं क्षुधादि सासारिक धर्मेसि रहित 
आत्माके भें ब्रह्म हैं? विज्ञानका अवश्य 
वाब हो जायगा, और उसका बात्र 
होना उचित नहीं है, क्योंकि समस्त 
उपनिपदोंका तात्पर्य उसीमें है । 


पूर्व ०--किन्तु. भमिक्षाचर्य 


ह चरन्ति? यह एपणाको ग्रहण कराने- 
ग्राहयन्ती श्रुति" स्वथमेव बाघत 


वाली श्रुति तो खय ही उसका वाबव 
कर रही है | तात्पर्य यह है कि 
यदि यह मान भी लिया जाय तो 
भी एपणाओमसे वब्युत्वानका ग्रिधान 
करके श्रुति एपणाके ही एक देश 


' भिन्नाचयाका ग्रहण करानेके कारण 


उससे सम्बद्ध अन्य एपणाओंका भी 
प्रदरण करती ही है--यदि ऐसा 
का तो ? 

वियान्ती-ण्सी बात नहीं है, 
क्योज़ि दवनके पश्चात्‌ भोजन करनेके 
समान भिक्षाचर्या किसी फ़ठकी 
प्रयोजिफा नहीं है, हवनके पश्चात्‌ 


ब्राह्मण ५ ] शाइरमभाष्याथ ७२१ 
ब्कॉरप 22 किट. न 2, नई बाई ८22, का ये:29७ च्यर 2:20 कर: व 2:2स्‍0- याई:2:%- व <>८2स्‍%- नाई 2.2 
पत्तिकर्मत्वादप्योजक्क॑ हि. तत्‌ ; | भोजन करना भी शेषग्रतिपत्ति कर्म 
; होनेके कारण किसी फलूका प्रयोजक 

अस स्कारकल्ाच--भक्षण पष्त ,ही है ; इसके सिव्रा सस्कार न 
करनेवाली होनेसे भी मिक्षाचर्या 
प्रयोजिका नहीं है, हतशेषका मक्षण 
भिक्षाचयंम;  नियमाह्थटस्यापि | तो परुषके संस्कारका हेतु भी होता 
त््मविदोररि है, किन्तु मभिक्षाचर्या वेसी भी नहीं 
5निश्ववात्‌ । है, क्योंकि नियमविधिजनित अदृषट 

भी बह्मवेत्ताको अनिष्ट ही है । 


नियमाच्ट्टस्यानिश्त्वे. किं। पूर्व ०-यदि उसे नियमविधि- 

जनित अद्ृष्ट इष्ट नहीं है तो मिक्षा- 

भिक्षार्येणेति चेत्‌ ९ चर्याका क्या प्रयोजन है १--ऐसा 
कहें तो * 


न, अन्यसाधनाद्‌ व्युत्थानस्स | प़िद्धान्ती-यह ठीक नहीं, क्योकि 
बलों कल अन्य साधनोसे तो व्युत्यान करनेका 
विहितत्वात्‌ । तथापि कि तेनेति | न किया गया है | इसपर भी 
चेत्‌ ? यदि खात्‌ , वाहमस्यु- यदि तुम कहो कि निष्क्रिय आत्म- 

हे 54 हज ज्ञनसे सर्वनित्रत्ति तो हो ही जायगी 
पगम्यते हि तत्‌। यानि पारि- | फिर मिक्षाचर्यासे क्या प्रयोजन है श तो 
ठीक है, यदि ऐसा हो जाय तो हम भी 
। उसे खीकार करते हैं# संन्यासाश्रममें 

“ज्ञोपवीत्येवाधीयीत'” इत्या- | जो “यशोपत्रीती होकर ही अध्ययन 
ही | करे? इत्यादि वचन कहे गये हैं, वे 

दीनि, तान्यविद्॒त्पारित्राज्यमात्र- | केवल अविद्वत्संन्यासमात्रसे सम्बन्ध 


संस्कारकमपि स्वातू, न तु 





व्राज्येबम्ेहितानि. बचनानि 








+ तथापि क्षुधादिकी निद्धत्तिके लिये भिक्षाटनादिकी कर्तन्यता प्राप्त 
होनेके कारण उसकी विधि सार्थक ही है । 
ब॒ु० उ० ९१--९२ 


ज्र० 


चुहदारण्यकोपनियद्‌ 


[ अध्याय ३ 


्वर्टम ६ (८2. बाप बाय बकर्टे:2०- “सीट ना2 ७-० 3 बार न 


विपयाणीति परिहृतानि ; इतस्था 
आन्मज्नानवाधः स्यादिति घुक्तम्‌ ; 
“धनेगाशपमनाग्म्भ निनेमस्कार- 
मस्तुतिम्‌ | अक्षीणं क्षीणक्र्माणं 
देवा ब्राह्मणं विदृ:” इति सर्च 
कर्माभाव॑ दर्शयति स्मृतिविंदुप 
“ब्रिद्ेंछ्ठिद्वविवर्जितः!! “तस्ाद- 
लग पम्तः झंत च । तसात्‌ 
परमहंसपारित्राज्यमेव ब्युत्यान- 
लक्षण प्रतिपशेतात्मबिव सर्च- 


फ्मंमाधनपरित्यागसर्पमिति । 


सम्मान एव त्रामणा एतमान्मानम्‌ 


अमाधनफलखभाव॑  विठित्या 
मबग्यान साधनफलम्बस्पाडेपणा- 
हश्ष्णाद ब्युत्थाय मिक्षाचर्य 
सन्त मे. द्ष्टास्टार्थ कर्म 
तस्मावन थे हिच्चा, तम्माद 


' रुखनेवाले है--ऐसा कहकर उनका 

' परित्याग किया जा चुका है; और यह 

' भी कहा गया है कि यदि ऐसा न 
मानेंगे [ उन्हे विद्वत्सन्याससम्बन्धी 
समझेंगे ] तो आत्मज्ञानका वाघर हो 
जायगा । “जिसे किसी पग्रकारकी 
कामना नहीं है, जो सब्र प्रकारके 
आरम्मसे शून्य तथा नमस्कार और 
स्तुतिसे रहित है, जो खय अक्षीण है, 
किन्तु जिसके कर्मोका क्षय हो चुका हैं 
उसे देवगण त्राह्मण (अद्नवेत्ता) मानते 
हैं?” यह स्मृति विद्वानके समस्त कर्मोका 

। अभाव दिखाती है | तथा “विद्वान्‌ 
लि्ठरहित होता है” “अत, वह 
लिड्रहित और घर्मज्ञ होता है? 
इत्यादि चचन भी यही दिखाते 
€ | अन आत्मत्रेत्ताको समस्त कर्म- 
साचनोके परित्यागरस व्युत्वानल्क्षण 
परमहम पारिताय्यका ही आश्रय 
लेना चाहिय। 


ज्योकि पूवर्ती आह्मण (बद्मज्ञ ) 
लाग टस असाथनफलम्बभात्र आत्माकों 
जानकर एपगाठक्षण साधन और 
फ्ड्खराप समम्त विययोगे 
कर अर्यात दष्ठ और अटष्ट फट्वालि 
सम्यूण कर्म और उसके साथनकों 
छोटकर भिक्षाचर्या करते थे, उसतिये 


ऊ पर उठ- 


च्राह्मण ५ ] शाउरभाष्यार्थ ७२३ 
अहक- ब€>... 2० अल9- 8238०. ९०० «९०... ०६२७. ०२२... ०००२. ५९२... 
अद्त्वेषपि ब्राह्मणो. ब्रह्म- इस समय भी ब्राह्मण यानी ब्रह्म 
वेत्ता पाण्डित्य - पण्डितमावको--- 
यह आतज्ञान ही पाण्वित्य है, इसे 
एतदात्मावेज्ञान॑ पाण्डत्यम्‌ , . निर्तिध ->नि.शेपतया. जानकर 
निर्विथ निःशेप॑ विदिल्वा , अर्थात्‌ आचार्य और गाखसे पूर्णतया 
आतमन्नान सम्पादन करके एपणाओसे 

आत्मविज्ञानं. निरबशेप॑ क्ृत्वे- व्युत्थान कर, क्योंकि उस पाण्वित्यका 
! पर्यववसान एपणाओसे व्युत्यान करनेमें 
' ही है, कारण, बह एपणाअंके 
एपणास्यों व्युत्थाय--एपणाव्यु- , तिरस्कारसे ही उत्पन्न होता है और 
ता लिमियॉलगिव हि ए<_ | रपणाओसे विरुद्ध भी है, एपणाओका 
अब कस तिरस्कार किये बिना तो आत्मविपयक्त 
त्यमू , एपणातरस्काराडूवतला- पाण्डित्यका उदय ही नहीं हो 


देषणाविरुद्धत्वात्‌ ; एपणामतिर्‌- | सकता अतः आक्षज्नानद्वारा ही 
एपणाओंसे .ब्युत्यान सम्पादित 
स्कृत्य न ह्यात्मादपयस पाएउत्थ- क्त् है, आत्मज्ान और व्युत्यानका 


वित्‌ पाण्डित्य॑ पण्डितभावम्‌ , | 


व्यथः--आचायंत आगमतश्र, 


स्ोड्व इत्यात्मज्ञानेनव विहित- एक ही कर्ता है--यह सूचित 
हि । करनेके लिये “्युत्वायः इस पदमे 
मपगाव्युत्थानमू आतज्ञान- | त्याः प्रत्ययका योग किया गया 
समानकतेकक्त्वाप्रत्ययोपादान- ' है, इसलिये इस लिड्ढभूता श्र॒तिने उक्त 
| अभिग्रायकों ओर भी पुष्ट कर दिया 
| है । अत, एपरणाओसे उत्थान कर 
गाश्या व्युत्याय ज्ञानवलमावन | आल्यसे--जानबलभावसे “तिप्ठासेत 
वाल्येन तिष्ठासेत्‌ खातुमिच्छेत्‌ | | --स्थित रहनेकी इच्छा करे । 


साधनफलाश्रयणं हि बलमित- | अन्यजों अनात्मज्ञ है, उनका बल 
तो सावन और फलोका आश्रय 
रेपामनात्मविदाम्‌; तदू बल हित्वा | लेना ही है ; उस बलको त्यागकर 


सन्ञश्रत्या दढाकृतम्‌ | तसादप 


विद्वान असाधनफलखरूपात्म- 
वित्तानमेत्र बल तड्धावमेव केबल 
माश्नयेत्‌ , तदाश्रयणे हि करणा- 
न्येपणाविपये एन॑ हत्या स्थापयितु 
हि 
मृद इृष्टास्टविपयायाम्‌ एपणाया- 
मेंबन॑ करणानि नियोजयन्ति : 
बल नाम आत्मविद्ययाणपत्रिपय- 
इष्टितिग्म्करणम्‌ : अतम्तड्भावेन 
बाल्येन तिष्टासत; तथा “आत्मना 
बिन्दते वीयम्‌" (केनो ० २। ४) 
टनि श्रृत्यन्तगन । “नाग्रमात्मा 


नोत्महन्ते; ज्ञानवलद्दीनं 


बतटीनन लम्य' ( मु० उ० 
३।२।४ )वटतिच। 

पान्‍्यं च पाण्टित्य॑ च निर्विद् 
निश्प॑ उत्चाथ मननान्युनि- 
योगी भयति; एवाबद्रि त्राअणन 
यतस्यम्‌ , यदूत सर्वानान्मप्रत्यव- 


निर्मस्कस्णम्‌ ; एलन कुत्ता कृत- ' 


जत्पो योगी अबति । 


बृहदारण्यकीपनियद्‌ 
ब्कॉर्ट >- ० बर्ट->-2७७ «का 2:23 गई 2:3७ बाई: व 27४७ नाम. 38, व :2 2. वाई ८2:2७. चहाई>:> 


[ अध्याय दे 
ब्यईप 2 ब्क>2स्‍क 
विद्वानको, जो असाधनफलछखरूप 
आत्मगिज्नान ही वल है, केवल उस 
बलभावका ही आश्रय लेना चाहिये। 
उसका आश्रय लेनेसे ( तिपय- 
लोठुप ) इन्ड्ियों इसे आक्ृष्ट करके 
एपणाओंके विपयमें स्थापित करनेका 
साहस नहीं कर सकतीं । जो ज्ञान- 
बलसे रहित है, उस मूढको ही इन्द्रियो 
दृए और अद्ृट्ट विपयोकी एपणामे 
नियुक्त कर देती हैं , आत्मन्नानके 
द्वारा समस्त विपयद्ृष्टिका तिरस्कार 
कर देना ही बल है , अत उम 
बलभावमे---वान्यसे म्वित रहनेकी 
इच्छा करे, ऐसा ही “आतमन्ञानक्ते 
द्वारा वीर्य ( विपयद्ष्टिके तिरस्कारका 
सामर्न्य ) प्राप्त होता है” इस अन्य 
श्वतिसे व्रिदित होता है, तथा “यह 
आत्मा बरहीनको नहीं मिल सकता"? 
यट श्रति भी यटी कहती है | 
इस प्रकार बाल्य और पाण्टित्यको 
निव्िय' निश्ेष जान करके फिर 
मुनि--मनन करनेके कारण मुनि-- 
योगी होता है| समस्त अनात्मप्रययोका 
तिरस्कार करना--यही ब्राह्मण 
| ( अ्म्ेत्ता ) का क॒ंत्र हैं .णसा 
करके बंद कृतकृास योगी हा 


जाना ४ | 





ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्यार्थ ज्शण 
ब्ये_:2)0७- ब्या--:८ बह) ब्यप: 220७ "वर. ०2त२७७- न्य-८22७- नई ०2) «कई 22७ व्याई>- 220७ “या > 22% व्या *7 परक, व्याई ३: 2, 


अमौन॑ च आतज्ञानानात्म- |. आतज्ञान और अनात्रप्रत्ययका 
प्रत्ययतिरस्कारी पाण्डित्यवाल्य- / “कर जिनकी पाण्डित्य और 


आज क का बाल्यसज्ञा है--ये अमौन है, इन्हे 
संज्ञको निःशेप॑ कृत्वा, मोन॑ नाम | नि.शेष करके तथा अनात्ताप्रत्यय 


अनात्मप्रत्ययतिरस्करणस्थ पर्य- | तिरस्कारका पर्ववसान--फल मौन है, 
वसान॑ फलम, तत्च निर्विद्याथ ' उसे भी नि.शेप जान करके ब्राह्मण 


. . «- . कतकृत्य हो जाता है। उसे 'सत्र 
त्राह्षण: कृतकृत्या भवात--त्रह्मव त्रह्म ही हैं? ऐसा प्रत्यय उत्पन्न हो 
स्वेमिति प्रत्यय उपजायते । स , जाता है | वह ब्राह्मण कृतकृत्य है, 
त्राह्मणः कृतकृत्यः, अतो त्राह्मणः; ' इसलिये ब्राह्मण है , उस समय उसे 
8 | उपचारणून्य ब्राह्मणत्व प्राप्त हो 
नरुपचारत ह तदा तस्थ ब्राह्मण्य जाता है , इसीसे श्रति कहती है--- 
ग्राप्म ; अत आह -स न्राह्मणः | वह किससे अर्थात्‌ किस आचरणसे 
केन स्थात्‌ केन चरणेन भवेत्‌ ! | शक्षण हो सकता है ? [ उत्तर-] 
छ ३0 ५ _. | जिससे अर्थात्‌ जिस आचरणसे भी 
येन स्थादू येन चरणेन भवेत्‌, तेने- | हो वह ऐसा ही होगा--तात्पर्य यह 
इश एवायम्‌ू--येन केनचिच्रणेन | * कि जिस किसी भी आचरणसे हो 
उससे ऐसा यानी ऐसे लक्षणोव्राल्ा ही 
ब्राह्मण होता है , 'जिस किसी भी 
ब्राह्णा भवति ; येन केनचि- | आचरणसे! यह कथन स्त॒तिके 
चरणेनेति . स्तुत्यर्थम--येय॑ | लिये है; अर्थात्‌ के कहकर यह 
त्राह्मप्यावस्त्ा सेय॑स्तयते जो ब्राह्मण्यावस्था है, उसकी स्तुति की 

आपस संय स्तृथते, न तु | आती है, इससे आचरणमे अनादर 


चरणे5नादरः | प्रदर्शित नहीं होता । 


सात तेनेच्श एव उक्तलक्षण एब 


अत एतसाद्‌ ब्राह्मण्यावस्थानादू | अतः इस छुधादिरहित आत्म- 
अशनायाद्यतीतात्मखरूपादू नि- | खरूप नित्यतृप्त ब्राह्मण्यपदमे स्थिति 
त्यवप्ताद्‌ अन्यद्‌ अविद्याविषयम्र | होनेसे भिन्न जो अविद्याकी विषयभूत 


उ्खद बृहदारण्यकोपनियद्‌ [_ अध्याय ३ 
्कर्ट > ७० «हर्ट >...9७. “ॉर्ट >7.:0 व्याह>-3 न्यो्ट --2:%- ब्याई 27229. “बम 2.2, व्या--2% नई २72 बट 722७, चर: "वाई: 
एपणालक्षणं॑. बस्त्वन्तरम्‌, | एपणारूप अन्य बस्तुएँ हैं, वे आर्त- 
आते बरिनाणि आर्तिपरिगृहीतम्‌,  विनाभी आर्तिसे व्याप्त अर्थात्‌ ख्न, 
खममायामरीच्युदकसमम्‌ अ- गीत और मरुमरीचिकाके जलके 


>>» - - समान असार है, केवल एक 
सार्म, आत्मवकः केबलो से सके हक ः ४ हे 
आत्मा ही नित्यमुक्त है | तू 


निन्पमुक्त इति | ततों ह कहोलः कपीतकेय कोल. उपस्त हो 
कापीतकेय' उपस्गम ॥ १॥ उया॥ १॥ 
-+ कल :डटश-- 
टनि बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्ये तृतीयाध्याये 
पञ्नमम कहोल्त्राह्मणम्‌ || ५॥ 





फ्छू कऋाह्मयएण 


याज्जवल्क्य-गार्गो-संवाद 


यत्‌ साक्षादपरोक्षाद्‌ त्रह्म सर्वा- 
न्तर आस्मेत्युक्तम्‌,तस्य सर्वान्तरस्य 
खरूपाधिगमाय आ शाकल्य- 
ब्राह्मणाद्‌ ग्रन्थ आरस्यते । पृथि- 
व्यादीनि द्याकाशान्तानि भरतानि 
अन्तबहिमावेन व्यवखितानि ; 
तेषां यदू बाह्य॑बाह्मम्‌ अधि- 
गम्याधिगम्य निराकुवनू द्रष्ठः 
साक्षात्‌ सवोन्तरो5्गोण आत्मा 
सर्वेसंसारधरमविनिर्सक्तो दशेयि- 
तव्य इत्यारम्पः-- 


जो साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म सर्वान्तर 
आत्मा है--ऐसा कहा गया है, उस 
सर्वान्तरके खरूपका ज्ञान प्राप्त करने- 
के लिये शाकल्य-ब्राह्मणपर्यन्त आगेका 
ग्रन्थ आरम्म किया जाता है। 
पृथिबीसे लेकर आकाशपर्यन्त सम्पूर्ण 
भूत अन्तर्बहिर्भावचसे स्थित हैं। 
उनमेंसे जो बाह्य-बाह्म भूत है, उसे 
जान-जानकर निराकरण करते हुए, 
जो सम्पूर्ण सासारिक धर्मोंसे रहित 
साक्षात्‌ सर्वान्तर मुख्य आत्मा है, 
उसका दर्शन द्रष् (मुमुक्षु)को कराना 
है,इसलिये यह आरम्म किया जाता है-- 


जलसे लेकर बह्मलोकपर्यन्त उत्तरोत्तर अधिष्ठानतत्त्वोंका निरूपण 

अथ हैन॑ गार्गीं वाचक्तत्री पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 
होबाच यद्दि* सब्बमप्स्वोतं च प्रोतं च कस्मिन्नु खल्वाप 
ओताश्र प्रोताश्ेति वायी गार्गीति कस्मिन्नु खलु वायु- 
रोतश्र प्रोतश्रेत्यन्तरिक्षठोकेषु गार्गीति कस्मिन्नु खल्वन्त- 
रिक्षकोका ओताश्र प्रोताश्रेति गन्धवेलोकेषु गार्गीति 
कस्सिन्नतु खलु गन्धवेलोका ओताश्व प्रोताश्रेत्यादित्य- 
लोकेषु गार्गीति करिमन्नु खल्वादित्यलोका ओताश्र 


७३० बृहदारण्यकोपनिप्द्‌ [ अध्याय ३ 
ग्यर्टर- ७ बकर्ट > 7७. बट: पक बट ं: 22, बरस, आय ०- बार 228 2 ज० बाई 2:23, “वाई. घट. बाई 30 
मर्वान्तगठात्मनः .प्रश्ना्थः । | व्याप्त हैं, सर्यान्तर आत्मापर्यन्त 
| इस प्रश्नका यही तात्पर्य है। 

तत्र भृतानि पश्च संहतान्ये- |. तहों, भूत पोंच हैं, जो परस्पर 
वोत्तरमुत्तरं सक्ष्मभावेन व्यापकेन | मिड कर ही उच्तरोत्तर व्यापक 
कारणस्पेण च व्यवतिष्ठ्ते; न च | 2 जी 
पक मद क ! विद्यमान हैं | परमात्मासे नीचे 
परमात्मनो&वाक तडचतिरेकेण व- _ से प्रिन्न और कोई बंता है. 
स्त्वन्तर्मम्ति “मत्यख सत्यम्‌! , जैसा कि “बह सत्य-का-सत्य है” 
(० 3० २| १ | २० ) ४इति इस श्रुनिसे प्रमाणित होता है। 
श्रतेः | सत्यं च भृतपश्चकम्‌, पोंचो भूत तो सत्य है और परमात्मा 
सत्यस्थ संत्यं च पर आत्मा। सत्य-का-सत्य है | [अत ग्रश्न 
कम्मिन्नु खल्याप ओताश्र प्रोता- होता है कि ] जल किसमें ओत- 
ओअति-तासामपि कार्यत्वात्‌ स्वुल- प्रोत हैं ? कार्य स्थूल और परिच्छितत 
त्वात्‌ परिन्छिन्नत्वाब क्चिद्धि होनेके कारण उन्हें भी किसीमे 
ओनप्रोतमावेन.. मवितव्यम्‌: ओतप्रोतमावसे रहना चाहिये, 
पु क्र तो उनका ओतप्रोतमातर कहाँ है ? 

छा तासामातप्रोतभाव टति | एच- 


+$ आर क४ इसी प्रकार आगे-आगेक्रे प्रश्नोंक्े 
मत्तरत्तरश्नक्षप्रम शा याजासतब्यः | प्रसद्धकी योजना करनी चाहिये । 


बाय गार्मीति । [ याज्ननल्क्य-] 'हे गार्गि ! बायुमे |? 
नन्वग्रात्रिति वक्तव्यम्‌ ! श्रझ्ा-किल्तु_ यहा तो 
याद्ययन्य्यकों “अमग्निम! ऐसा कहना 
चाल्यि था ! 
समाधान--ऐसा कहनेमें दोष 
नहीं हैँ, क्योकि अन्य भतोके समान 
। अम्निक्रे सवस॑यपकी मिद्रि किसी पार्थिव 
भूतयन खालन्ब्येण आन्मलामो था जय बातुओ आश्रय डिये ब्रिना 
नास्तीनति. तम्िद्ोनप्रातमायों | नहीं होती, इसलिये उसमे ओनप्रोत- 
नोपडिय्यने । भायजा उपदेश नहीं किया जाता । 


नप दोप : अग्नेः पार्थिव वा 
नाप्यं या धातुमनाश्रित्य टतर- 


0070 0 
बबबर्ट + 2 जन्‍रं + 02०० 

फकम्गिन्नु खलु बागुगतश् 
प्रोतसेन्यस्तरिक्षठो केपु गार्गीनि। 
तास्येव भूतानि संहतान्यस्तस्क्ि- 
लछोफ़ा४ तान्‍्यपि गन्धयोफेपु, 
गरउलोशा.. भाडिन्मटक्रेपु. 
आडिस्यटोफामस्टलोफेय , चन्‍द्र- 
होफा नप्तमल्ोफेप, नन्नयल्राया 
टेवला कप, देवंटीका टस्द्रलोकिप, 
उिसट्शर्रगग्ग्मफेणु 
भूनेषु प्रभापनिलोकिश, प्रजापनि- 
झोफ़ा ब्रप्रलोफत । बअद्यटोझा 
नाम अग्टाग्म्मझाणि भूनानि, 
सत्र हि. सथ्मतारतम्पक्गेण 
प्राण्यूपमो गा क्या फारपरिणना नि 
भूतानि सहनानि नास्वेत पश्मेनि 
बहवचनभाञ्ि | 


४ 
शठ्लादा 


कमन्मिन्नु 
ओनाश्र प्रोनासनि 
यागवल्क्या हे 


सु. बग्रठोका 
से होवाच 
गागि मानि- 
प्रात्तीः स्व॑ प्रश्नम, न्यायप्रफारम- 
सीत्य आगमेन प्रष्टन्यां देवतामन- 
मानन मा प्राप्तीरिस्यर्थ:: प्रच्छ- 
न्याशत्र मा ते तब प्रथा 
शिगे व्यपप्द विम्पप्टं पेन; 


धादस्भाष्पाओ 


७३9१ 


3... ८23... ८२ ७.. «०८०9... ब23० ०८% ५० न ०८२५... -०८२०- “०८२५.. 


| सागा. ] आय किलेस शाते- 


रा डे 
पी की ॥:7 7१---] पर 
दे थी | जीने । परस्पर 
| 50. ०४७ ्त ५ || ॥ ु 
& ही 2 
दर पे बुवेत |. दर 
हर न्‍ 4 0 हऔ हर न हा हर 
रू ॥ है 0॥|॥ ९. + १4 | 4, +4 , हैं 
* ० के 
की 52020 005 
च बढ ् पु 
+ कब, न भ#77५० #६४४४ 7४, 
गन ४ 
क्र 0५8५ २4 $ ३५, इज ई; 
० 
2८: पिन, है ५, व 407 दा $, 
्ः ५ ५ 
80.7 84 ६४7, “8 ने 
है] ज्के 
03 ले 3 
त्ध क्र हि. 
९६ कफ || | । १६ ३९ 5 5 5३ 
+ बड़ ] ! की जा 
हवा पक इच सना “कान 
ऋू आओ 2 ह 8४ हज टन हो 4 पोल 
पु कह. है है है २: ४ ॥ 78 # 088 ६ है 7, न] 
दर 


प्रझणा जीप्रन ने 
धान स्थायानिात प्रदारद 
जानापाा पगद्ास पृ औमगेग व राख- 
सम्य दगयास॥ अनमानते मत पूछ | 
इस प्रकार पृरनेसे गैस मृदा गगन के 
वविति--विल्यटसया पतिन ने षते 


न 
| दि] 
४ रे 


5३२ बृहदारण्यक्रापनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
न्यर्ट 228 बन? बा २2 नई मे 22% व्याई मे: ७. नई 2: नका 2:2:% आई>-29७ न्याई<: 2:0७ व्या:2७ व्याई 2): नमक. 
देवतायाः खग्रश्न आगमविपयः: | जाय!” यह देवताका खप्रश्न शासका 
विप्रप है, गार्गाका प्रश्न आनुमानिक 
होनेके कारण उस प्रश्नविषयका 
प्रश्न. आनुमानिकत्वात्‌; स | अतिक्रमण कर गया है, यह प्रश्न जिस 
देवताके विपयमे है, वह अतिपग्रश्नया 
हो रही है, किन्तु वह नातिप्रश्नया--- 
नातिग्रव्न्यानतिग्रचन्‍्या, खम्रश्न- | अतिप्रश्न करनेक्े अयोग्य अर्थात्‌ 
शक ली _ ८ अपने प्रश्नकी ही विषय है, तात्पय 
जपयव, कंबलागमगम्यत्यथ:: यह है कि वह केवल आचार्योपदेशसे 


त॑ प्रश्नविपयमतिक्रान्तों गाग्योः 


यस्या देवतायाः प्रश्नः सातिप्रव्न्या, 


आखद्वारा ही जानी जा सकती है, उस 
अनतिप्रश्नवा देवताके विषयर्म त 
च्छमि। अतो गार्गि मातिप्राक्षीः, | अतिग्रश्न करती है । अत. हे गार्गि ! 
यदि तुझे मगरनेकी इच्छा न हों तो 
अनिप्रश्न न कर |? तत्र बचक्ुकी 
वानक्रवी उपर्गम ॥| १ ॥ पुत्री गार्गी उपरत हो गयी ॥ १॥ 
-*- चिट 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्गाप्ये तृतीयायाये 


तामनतिप्रचन्यां व देवतामतिप्र- 


मतु चेन्नेच्छमि । ततो ह गार्गी 


पष्ट गार्गव्राह्मणम्‌ ॥ ६ ॥ 





तह कऋ्ाहण 
-++*एफ्कंटेश 
यामरत्वप-आरुणगि-तवाद 

इदानीं त्रह्मलोकानामन्तरतमं '. अब अल्यझोकोका जो अन्तरतम 
मूत्र है, उसे बतलाना है, इसीलिये 
सत्र वक्तव्यमिति तदथ आरम्मःः आगेका सन्‍्ध आरम्भ किया जाता 
है| उसे आगम (आचार्यपद्रेश ) 

तच आगमेनेव प्रष्टन्यमितीतिहा- के द्वारा ही जिचारना चाहिये, इस- 
लिये इतिहासके द्वाएा आगमका 

सेन आगमोपन्यासः क्रियते-- उपन्यास किया जाता है-- 
सूत्र और अन्तर्यामोररे विपयमें पक्ष 

अथ हेनमुद्दालक आरुणिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति 

होवाच मद्रेप्ववसाम, पतम्लस्थ काप्यस्य गृहेपु यज्ञ- 
मधीयानास्तस्यासीट साया गन्धवगहीता तमप्ृच्छाम को- 
(सोति सोप़बीत कबन्ध आथवण इति सोधबीत्‌ पतचर्ल 
काप्यं याज्षिका<श्र वेत्थ नु त्वं काप्य तत्‌ सूत्र येनाय॑ च 
लोकः परश्र लोकः सवोणि च भूतानि सन्हव्धानि भव- 
न्तीति सोध्बीत्‌ पतख्चलः काप्यो नाहूं तट भगवन वेदेति 
सो5चरबीत्‌ पतद्लं काप्यं याज्षिकाश्र वेत्थ नु त्व॑ काप्य 
तमन्तयोमिणं य इम॑ च छोक॑ पर॑ च लोक* सर्वाणि च 
भूतानि योपन्तरो यमयतीति सोध्रबीत पतखलः काप्यो 
नाह तं सगवन्‌ बेद्ेति सोध्रबीत्‌ पत्र काप्य॑ याज्षिकाश्थ्र 


७३2 बूहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ई 
>>: ब्यस: बनक कनफ नर बन बकरे (२८23७ "का 722 आर: 2७ बक 730७ ५२०. 


ते 


यो वे तत काप्य सूत्र विद्यात्त चान्तयोमिणमिति स ब्रह्मवित्‌ 
स छोकवित स देवबित्‌ स वेदबित्‌ स भूतवित्‌ स आत्मवित्‌ 

हर करू ह्च्र वी च्चेत्त्व॑ +॒ या ज्ञवल्क्य ८ 
स सबविदिति तेम्योष्वीत्तदहं वेद तच्चेत्तं याज्ञवट 
सृत्रमविद्वा<स्तं चान्तयौमिणं व्रह्मगवीरुदजसे म्रूधों ते 
त्रिपतिप्यतीति बेद वा अहं गोतम तत्‌ सूत्र त॑ चान्तयो- 

कप « आप कर था 

मिणमिति यो वा इदं कश्विद्‌ व्रयाद वेद वेदेति यश् 
बत्थ तथा ब्रह्दति ॥ १॥ 

फिर ?स पाज्नवन्‍्क््यसे आरुणि उदालकने पूछा: वह वोला,'हे याजवल्क्य ! 
एम मठदेशम पत्रणारका अय्यन करते हुए कपिमगोत्रोत्पन्न पतख्चलके घर 
रहते थ। उसका भाषा गन्चचद्राग गृहीत थी | हमने उस ( गन्बर्य ) मे 
पूरा, 'त कान हैं ? उसने कहा, “मे आथवण कबन्च हैं ।! उसने कपि 
गे पे एतल्नठ और उसके यात्िकोसे पूछा, काप्य ! क्या तुम उस सूत्र- 
को जानते है, जिमद्ने द्वाग यह छोक, परछाक ओर सारे भरत ग्रथित है ?! 
तेदे उसे याद्य पलश्चलने का, पमंगवन्‌ ! में उसे नहीं जानता |" उसने 
परतश्चत फात्य 27 बाश्किसे करा, 'काय ! क्या तुम उस अन्तर्यामीको 
जानते हा जे, टस लोक, परटक और समस्त सतोको भीतरसे नियमित करता 
एऐ.. उस पतद्रा काचने करा, भप्भगयन्‌ ! में उसे नहीं जानता ।' उसने 
पतथ्मात काम कर यात्फ्िस कदा, 'काय ' जो कोर उस सूत्र और उस 
का जानता है, बा अमपेत्ता छै, बट तोफय्ेना हैं, वह देवतेत्ता हैं, 
+ पदना €., बा बताना है, बह आमयेना € और बह सतजेत्ता है |! 
सह रसहे पक्चात गर्वने उन ( काय आदि ) से सूत्र आर अन्तर्थामी- 
पे झ्गया। उत मे जानता हे | हे याज्न्‍च्त्प ! यदि उस सूत्र और 





“टपयर्मया ने जाननेयारे हाफ बअगपेत्ताकी खबत गोआओको वे जाओगे 
शएध 6 «हाट मस्सज हर झयगा | पयत्क्य -] हे गौतम ! में उस सूत्र 


का 


हु - स्तपग थ जानता है । ६ उप्स्क-] हैसा तो जा कार भी वह 


च्राह्मण ७ ] शाइरभा गयाथे ७३० 
ब्यर्द 0 न्याय" 2० न्य(+-- कक ब्यरय: 0 ब्व( 3८, बह 2७ ब्कर्ए 22४७, ब्बरप:प७ बकएसिप्रेक न्कर्टि- 2० बएि-2०. रे: 
सकता है--'मे जानता हूँ, में जानता हैं? [किन्तु यो व्यर्थ ढोल पीटनेसे 
क्या लाभ * यदि वास्तत्रमे तुम्हे उसका ज्ञान है तो ] जिस प्रकार तुम 
जानते हो वह कहो' ॥ १ ॥ 


अथ हेनमुद्दाठको नामतः,| फिर उस यातउल्क्यसे उद्ालक 
अरुणस्पापत्यमारुणिः पप्रच्छः | गेमते प्रसिद्र आरुणि--अहणके 
याज्ञवल्क्येति होवाचः मद्रेप पुन्नने पूछा। वह बोदा के याटवन्त्य ॥|॒ 
देशरेप्यवसामोपितवन्तः, पतख़ल- 33. 0 आा 
हे हद !. 7 नामसे पतणल था उस काथ-- 
स-पतखला नामतस्तस्पत्र का ये कषिगेत्रीयके घर यत--यतशास- 
गात्र्य काप्यस गृहपु यज्षमघा- का अध्ययन वरसने द्रए गाने श्र 
थाना यज्ञशाख्राध्ययनं कुबोणाः। उसकी नार्या गन्धर्बसे गृहीत 
तस्यथासीद भारया गन्धवगृहीता; 2) [ अर्थात्‌ उसपर गर बर्का आवेश 
तमप्रच्छाम--फोडसीति; सो-, » | उससे हमने पूछा, 'त, कौन 
उन्रवीत्‌ कबन्धो नामतः, अथवेणो- , ४ कक पक बिक 
की बन्च तथा गात्रत: आव्वण--- 
5पत्यमाथवंण इति । अथर्वाका पत्र हैं! 
सोउत्रवीद्‌ गन्धवः पतश्चलं का- उस गन्धर्बने पतश्नछ काप्य और 
प्यंयाज्ञिकांश्व तच्छिप्पानू--वेत्य | उसके यात्रिक भिष्योसे पूछा, "हे 
नुत्व॑ है काप्य जानीपे तत्‌ सत्रमू ? | काप्य ! क्‍या तुम उस सत्रकां जानते 
कि तत्‌ ? बेन सत्रेणाय॑ च लोक | दी _ वह कौन जिस सूत्रके द्वारा 
हुं च जन्म, परथ्र लोकः परं च॒ | दें ठोक--यह जन्म परछोक--- 
प्रतिपत्तव्य॑ जन्म, सर्वाणि च आगे प्राप्त होनेव्राछ्ा जन्म और ब्रह्मासे 


हे है « . ७ लिकर स्तम्बपगन्त सम्पूण भूत 
भृतानि _अद्यादिस्तम्प्पय॑न्तानि, सब्व--सम्रथित --सूत्रसे मालछके 
सन्दव्धान सद्य्रथितानि खगिव | समान सम्यक प्रकारसे धारण किये 
उत्तण विष्व्यानि भवन्ति येन-- ! हुए है, क्या उस सूत्रको तुम जानते 
तत्‌ कि सन्त वेत्थ ? सोध्ञवीदेवं | हो ” इस प्रकार पूछे जानेपर उस 
2४: काप्यः--नाहे तदू भगवन्‌ | काप्सने कहा, 'भगबन्‌ | में उसे 





७३८ 
जय 3: फ्रक जय पक 
वेदेवि, तन्‌ सत्र नाहं जाने हे 

भगत्रन्निति सम्पूजयन्नाह । 
सोउ्ब्रचीत पुनर्गन्धर्व उपाध्या- 
यमस्मां च-वेत्थ न ल॑ काप्य तम- 
न्तयामिणम्‌ ? अन्तयोमीति विशे- 
प्यत--य इम च लोक पर॑ च लोक॑ 
सव्राणि च भृतानि योष्न्तरो- 
वभ्यन्तरः सन्‌ यमयति नियमयति, 
दारूयन्त्रमिव भश्रामयति, ख॑ स्वमु- 
चितव्यापारं कार्यतीति | सो- 
अश्रवीदेबमक्तः पतश्चलः काप्य:-- 
नाहं त॑ जाने भगवन्निति सम्पू- 
जयन्नाह | 
सो5्बवबीत्‌ पुनगेन्धवः: सत्रत- 
8 तक कर + 
दन्तगतान्तया/मिणोवितान स्वृ- 
गते- यः कशिद वे तन सत्र है कराप्य 
विद्याद विज्ञानीयान त॑ चान्तया- 
मिण्ण खत्रान्तगर्त नम्यथत्र सन्रस्थ 
नियन्तार॑ यिद्याद ब'-ट्येत्र मृक्तेन 
ग्रशाग्ण, से हि बप्रवित परमान्म- 
पिन से लोकां थे भूगदीनन्तयामि- 
था नियम्यमानोंटोकान वेनि, से 
देता सास्स्पादीटोकिनों जानाति, 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


नहीं जानता | 'हे भगवन्‌ [' इस 
प्रकार सत्कार करते हुए उसने कहा, 
पे उस सूत्रको नहीं जानता । 


“उस गन्धर्वने उपाध्यायसे और 
हमसे फ़िर पूछा, 'काप्य | क्‍या तुम 
उस अनन्‍्तर्यामीको जानते हो ” 
'अन्तर्यामी! इस पदका विशेषण 
बतलाता है---'जो इस लोकको, 
परलोकको और सम्पूर्ण भूतोंको 
अन्तर-भीतर रहकर नियमित 
करता है--काष्टयन्त्रे. समान 
भ्रमित अर्थात्‌ अपना-अपना उचित 
व्यापार कराता है [ क्या उसे तुम 
जानते हो ? |! । इस प्रकार कहे 
जानेपर उस पतख्जल काप्यने 
'भगपन्‌ ! इस प्रकार सत्कार करते 
हुए कहा, “मे उसे नहीं जानता |? 





“उस गन्बर्बने क्रिर कहा, अब 
सत्र और उसके अन्‍्तर्वर्ती अन्तर्यामी- 
के विज्ञानकी स्तुति की जाती हैं--- 
हे काय ! तुममेसे जो को! भी 
उम मृत्रको और सत्रक्े अन्तर्गत 
उसी सृत्रके नियन्‍ता अन्तयामीकों 
प्रफाग्से, जान ले वहीं 
ब्रम्नमितू--पस्मात्माकों जाननेत्राढठा 
यही अन्नर्यामीसे नियम्यमान 
भरारि स्थकोका जानता है, सबके 


5 


उक्त 


स्फ 
दि 


ब्राह्मण ७ ] शाउरभाप्याथे ७३७ 
ब्क 0 ब्0०. बाय :209, बाप ५० बॉ: न्य:2७, -क<: 20७. "यपरे20 "आई :2), ब्का:2७- ब्ट 222 नहा: 


वेदांशः, सर्वप्रमाणभूतान्‌ वेत्ति, | प्रमाणभूत वेदोको जानता है तथा 
भृतानि च त्रह्मादीनि सत्नेण प्रिय- सूत्रसे धारण किये हुए और उसके 
52 सर सिलस्तयो मो अन्तर्व॑र्ताी अन्तर्यामीसे नियमित होते 
साणानि तद 


हि कल हुए ब्रह्मदि भूतोको जानता है। 
नियम्यमानानि वेत्ति, स आत्मा- | +€ उस अन्तर्यामीसे ही नियमित 
नं च कतलवभोक्तत्वविशिष्ट तेने- 


होते हुए कहत्व-भोक्तत्वविशिष्ट 
वान्त्यामिणा नियम्यमानं वेत्ति, | आत्माको जानता है तथा सम्पूर्ण 
सर्च च जगत्‌ तथाभूतं वेत्तीति | | जगतको भी ऐसा ही जानता है ।” 


एंं स्तुते स॒न्नान्तर्याभिविज्ञाने ,.. "सूत्र और अन्तर्यामीके विज्ञानकी 


प्रलुब्धः काप्योडमिमुखीभृतः,, व्य॑ * मकार स्तुति होनेपर अत्यन्त 
व्‌ होकर काप्य ओर हम उसक 
चः तेमभ्यशासभ्यममभिमुखीभूते | अमिमुख हुए, इस प्रकार अपने 


भ्योष्त्रवीद गन्धवेः सूत्रमन्त्या | अभिमुख हुए हमलोगेके प्रति उस 


मिणं चः तदहं सत्नान्तर्यामि- ने सेल और अन्तवार्मीका 
कक | वर्णन किया, सो मे गन्धर्वसे 
विज्ञानं वेद गन्धवोललत्धागमः |आचा्वोपेश प्राप्त करके उस सूत्र 


सन्‌ | तचेद्‌ याज्ञवल्क्य सख्तत्र ते. और अन्तयामीके तविज्ञानकों जानता 
न्तयोमि [>> िि आिप से याज्ञवल्क्य | उस की 

चान्तर्यामिणमविद्ंग्रेदह्नवित्‌.. है हे हैं याइवल्क्य ! यदि उस 

न बीस वह पिदों | सूत्र और अन्तर्यामीको न जाननेवाले 

त्रह्म ना त्रह्मावेंदा पं । म 8 रु 

सन्‌ यदि त्रह्मगवीरुद॒ज बी अल अ्हनिते!/ “किर: ल 

स्वभृता गा उदजसे उन्नयसि त्वम्‌ ' श्रह्मगवी.---ब्रह्मवेत्ताओंकी खमूता 


मूधो शिरस्ते तब | आपसे दग्ध तुम्हारा मूर्धा-शिर 
प्तिष्यति । (कक 


विस्प४ | जेस्पष्टतया ( निश्चय ही ) गिर 
एवमुक्तो याज्ञवल्क्थ आह-- | इस प्रकार. कहे. जानेपर 
चू० उ० ९२--९४-. 








७३८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
ब्वर्टने पक, व्यास 2७, बट: न्यास 2 व्यर्टर 222७ ब्यई>-3७ ब्या:2)2 "कई 23% नया: 27.2७ बाई 720७, बय2)७, व्या् 0 
वेद जानाम्यहं है गोतमेति गोत्रतः | याज्वन्क्यने “हे गौतम !! इस प्रकार 
नकगव्म ते स्य मत बो्मे ' गोत्रत, सम्बोधन करते हुए कहा, 
तत्‌ ख॒त्र॑ यद गन्धवस्तुम्यमुक्तवान: ' हक 
य॑ चान्तयामिणं गन्धवाद विदित- | वर्णन किया है, उसे मैं जानता हूँ 
तथा तुम छोगोंने जिस अन्तर्यामीको 
गन्धर्वसे जाना है, उस अन्तर्यामीकी 

वेदाहमिति । ' भी मै जानता हैँ ।? 
एबमुक्ते प्रत्याह गोतमः--यः |. याज्ञवल्‍्क्यके इस प्रकार कहनेपर 
,. _. ' गैतमने उत्तरमें कहा, 'जो कोई 
काथत्‌ ग्राह्ृत इद यक्तयाक्त ब्रूयात्‌ | साधारण पुरुष भी ऐसा, जैसा कि 
तुमने कहा है, कह सकता है, 
किस प्रकार कह सकता है ? भी 
जानता हूँ, मे जानता हूँ” इस प्रकार 
अपनी बडाई करता हुआ कह सकता 
कार्येण दर्शय; यथा वेत्थ तथा | ै! रु उसके उस गर्जनसे क्या 
छाभ हैं? तुम कार्यद्वारा उसे 
ब्रृह्वति ॥ १ ॥ दिसाओ, जैसा जानते हो बसा 

कहो? ॥ १ ॥ 
-<5५४६:४९- 
सृत्रका निरूपण 

स होवाच वायुर्व गौतम तत्‌ सत्र वायुना वे गौतम 
सृत्रणायं च लोकः परश्र लोकः सवाणि च भृतानि 
सन्दृब्धानि भवन्ति तस्माद वे गौतम पुरुष प्रेतमाहुव्य- 
सर मिपतास्थाड्रानीति वायुना हि गातम संत्रेण सन्द्वव्धानि 


भवन्तीत्वेवमेवतठ याज्ञवव्क्यान्तयामिणं वृद्दीति ॥ २ ॥ 


वन्‍्तो यूयमृ, त॑ चान्तर्यामिणं 


“-केथम्‌ १ वेद वेदति--आत्मानं 


छऊापधयन, कि तेन गर्जितेन ! 


प्राज्मण ७ ] 


शाउरभाप्या्थ 


७३८, 


ब्यर्ट-9. "वर 3. ब्कॉट-- 9... ्वर्टिय- 2 बर्थ 2 ब्ब्टिफिण न्यर्ट ये": न्र्टिये-03- बट :%० बट न फैनन ब्क्ट न नई: 


उस यात्रान्क्यने कहां, 
म्ण््प सूज़के रात ए 


हे गौतम ! बायु ही पह सूत्र है; गौतम! वायु- 
पए लोक, परलोक ओर समस्त भूतसमुदाय गुथे हुए हैं 


है मातम ! इसीसे मरे हुए पुरुषक्ों ऐसा कइते हैं कि श्सके अग विशस्रस्त 


( विशीण ) हो गये ४. ज़्योकि 
होने हैं ।' [ आरणि--] 


अब दुम अन्तयामांका वर्णन करो ॥ 


से होवाच यात्तवल्क्यः। ब्रह्म- 


लोका यमिन्नोताश्ष प्रोताश्न वते- , 


माने काले, यथा प्थिव्यप्सु, तत्‌ 
खत्रमू आगमगम्य॑ वक्तव्यमिति 
तदयथ प्रश्नान्तस्मृत्थापितम्‌: अतम्त- 
न्रिणंयायाह--वायुव॑._ गौतम 
तत्‌ खतन्नम्‌, नान्यत्‌: वायूरिति सल्ष्म- 
माकाशवहविए्म्मक॑ प्रथिव्यादी- 
नाम्‌, यदात्मक सप्तदशविध लिझ्ठ 
कर्मतासनासमवरायि 
यत्तत्‌ समश्व्यष्टथात्मकम्‌, यस्य 
ब्राद्या मेंठाः सप्तसप्त मरुठ्वणाः 
समृद्रस्थेवोमंयः, तदेतद बायब्य॑ 
तत्च सन्नमित्यभिधीयते | 

वायुना वे गोतम सत्रेणायं च 


प्राणिनाम्‌, ; 


हे गोतम ' से बायुर्ूप सूजसे ही सम्रथित 
है बाउब्न्क्य ! ठीक ऐ. यह तो ऐसा ही है, 


उस यात्तत्रल्न्यने कहा। जिस 
प्रऊार जलमे पृथित्री ओनप्रोत है 
उसी प्रकार जिसमें वर्तमान कालमें 
ब्रग्मलोक ओनप्रोन है, झारद्वारा जानने 
योग्य उस सूत्रका वर्णन करना है, 
इसीलिये एक अन्य प्रश्न उठाया गया 


था, उसका निर्णय करनेके लिये 
याहउल्क्य कहते £, 'हे गौतम ! 


वायु ही वह सूत्र ऐै, ओर कुछ नहीं |? 
यहा बरायु--यरह आकाणक्े समान 
सूक्ष्म तत्र है और प्रथित्री आदि 
भूतोंकी घारण करनेवाल्य है, प्राणियो- 
का यह कम-बासनासमव्रायी ( कर्म- 
सस्कारस युक्त ) सनह अययबाबाला 
लिएदेह जिससे उत्पन्न रुआ है. जो 
समष्टि एव व्यष्टिरूप हैं तथा समुठ्रकी 
तरशोके समान उनचास मरुद्वण 
जिसके वाद्य भेद हैँ, वह यह बायु- 
तत्त 'सृत्र' कहा जाता है | 


है गौतम | वायुरूप सूत्रके 


लोकः परश्व लोकः सवाणि च भूतानि| द्वारा ही यह छोक, परछोक और 
सन्हव्यान भवान्त सद्ग्राथतानि सम्पूर्ण भूत सन्‍्दब्ध-- सम्रथित हैं--.. 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ३े 


भवन्तीति प्रसिद्धमेतत्‌ | अम्ति च | यह प्रसिद्ध है ॥? छोकमें ऐसी 


७२० 


लोके प्रमिद्धिः, कंथम्‌ ? याद 
वायुः सत्रम॒, वायुना विश्वतं सवेस; 
तम्माद वे गौतम पुरुष॑ प्रेतमाहुः 
कथयन्ति--व्यस्रंसिपत विस्स्ता- 
न्यूस्स पुरुपस्थाज्भानीति: खतन्नाप- 
गमे हि मण्यादीनां प्रोतानामब- 
स्ंसने व्ट्टम; एवं वायुः सत्र, 
तम्मिन मणित्रत्‌ प्रोतानि यद्‌ यस्या- 
ज्ानि स्यृस्तता युक्तमेतद वास्वपग- 
मेध्यम्नंसनमद्ानाम्‌ अतो बायुना 
हि गौतम सत्रेण सन्व्ब्धानि 
भवन्तीति निगमयति । 
एयमेंब्रतदू यातवल्क्य सम्यगुक्तं 


स्त्रम;। तदल्तगंत॑ त्विदानी 


तम्येव सत्रस्थ नियन्ताग्मन्तर्या- 


प्रसिद्धि है, कैसी ? क्योंकि वायु 
। सूत्र है. इसलिये बायुने सब्रको 
' थारण किया है, इसीसे हे गौतम ! 
' मृत पुरुषक्ते विषयमे ऐसा कहते है 
' किड्स पुरुषके अड्ढ विस्रस्त हो गये हैं, 
| यह देखा गया है कि सूत्र (धागे) के 
' न रहनेपर उसमें पिरोये हुए मणि आदि 
| त्रिखर जाते हैं, इसी प्रकार वायु 
| सुत्र है और यदि उसमें इस प्राणीके 
अड्ठ मणियोके समान पिरोये हुए हैं, 
तो वायुक्रे निवृत्त होनेपर इसके 
अड्"ोका विश्रीण हो जाना उचित 
, ही है, इसीसे याज्ञवल्क्य ऐसा 
निगमन करते हैं कि 'हे गौतम ' ये 
ब्रायुरूप सूत्रसे सम्रथित है |! 

[ गेतमने कहा ---] “'थाज्वल्क्य ! 
यद्द ठीक ऐसा ही है, तुमने सत्रका 
यथार्थ वर्णन किया है| अब तुम 
उमके अन्तवेता और उस सूत्रके ही 
नियनन्‍ता अस्तर्यामीका वर्णन के ॥ 
गातमक्े ऐसा कहनेपर याज्ञवन्‍्क्य 
कहते --॥ २ ॥ 


अन्तर्यामीया निरूपण 
यः पृथिच्यां तिष्ठनू पथिव्या अन्त य॑ं पृथिवों न 


मिणं त्रह्ीन्युक्त आह ॥ २॥ 
बंद यस्य प्ृथिवी झागीरे यः 


आत्मान्ययाम्यम्गरतः ॥ ३ ॥ 


पृथ्चिवीमन्‍्तरां यमयत्येप त 


ब्राह्मण ७ | 
बिक बाप रपट ब्कॉर्ट23७- 


जो पृथिवीमें रहनेवाला पृथिवीके 


शाइर्माष्याथे 


७.०० ना बह ९2०-००४०---*२- नर्ियन- 


७७९१ 


भीतर है, जिसे प्रथिवी नहीं जानती, 


जिसका प्ृथिवी शरीर है और जो भीतर रहकर पृथिवीका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तयामी अमृत है ॥ ३॥ 


यः प्रथिव्यां तिष्नत भवति, 
सोउन्तयोमी, सवः प्रथिव्यां 
तिष्ठतीति सर्वत्र ्रसज्ो मा भूदिति 
विशिनष्टि--पएथिव्या  अन्तरो- 
अस्यन्तरः | तत्रेतत्‌ खात्‌ एथिवी- 
देवतैव अन्तयोमीत्यत आह-- 
यमन्तयामिणं प्रथिवी देवतापि 
न वेद मय्यन्यः कथ्रिद्व॒तंत इति । 


यस्य पृथिवी शरीरम्‌-यस्य च पृथि- 
व्येव शरीरम, नान्यत्‌-प्रथिवीदेव- 
ताया यच्छरीरमू, तदेव शरीर॑ यस; 
श्रीरग्रहणं चोपलक्षणा्थम्‌, करण 
च्‌ पृथिव्याः, तय; सकमप्रयुक्तं 
हि काये करणं च पृथिवीदेव- 
ताया। तदस्य खकगमोमावाद- 
न्तयोमिणो नित्यपक्ततात्‌ । 


जो पृथिव्रीमें रहनेवाला है, पह 
अन्तर्यामी है, किन्तु पी 
सभी रहते हैं, अतः ६८ 
अन्तर्यामीका प्रसद्न न हो 
इसलिये उसका विशेषण 
है--'जो पृथिबीके अन्तर 
है |! इससे यह श्डा हो 
है कि प्रथिवी देवता ही. «५ 
है, इसलिये फिर कहते है---'जिस 
अन्तर्यामीको पृथिवी देवता भी नहीं 
जानती कि 'मेरे भीतर और भी कोई 
है ७ जिसका प्रथिव्री शरीर है 
अर्थात्‌ पृथिवी ही जिसका शरीर है, 
कोई और नहीं, यानी जो पृथित्री 
देवताका शरीर है, वही जिसका शरीर 
है; यहाँ 'शरीर! शब्द उपलक्षणार्थक 
है, अर्थात्‌ केवल शरीर ही नहीं, पृथिवी 
देवताका जो करण (इन्द्रिय) है, वही 
उसका करण भी है | प्रथिवी 
देवताकों काम॑ और करण ( देह 
और इन्द्रिय ) उसके कर्मानुसार 
प्राप्त हुए हैं; वे ही इस अन्तर्यामीके 
हैं, क्योंकि नित्यमुक्त होनेके कारण 
उसके कोई खकर्म नहीं हैं । 


ज्टर बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 
ब्८स2 


परर्यकर्तव्यताखभावन्वात्‌ परस् 


ब्कर्ट न 


यत कार्य करणं च तठवाख, न 
स्वतः: तदाहइ--बस्थ प्रथिवी 


शरगगरमिति | 


टेवताकायकरणम्पेश्वग्साक्षि- ' 


मात्रसान्निध्यन हि नियमेन प्रवृत्ति- 


निश्र्ता स्यातामू; य॑ इंच्गीश्वरो 


नारायणार्यः, प्रथ्चिवी प्रथिवी- 
ठेवताम, यमयति नियमयति ख- 
व्यापार, अन्तगे5भ्यन्तरम्तिष्ठटन, 
एप ते आन्मा, ते तव, मम च 


सवभतानां चन्युपलक्षणायमेतत; 


अस्तयामा सम्न्‍्या प्रष्ट: अम्ृतः | पूछा 


सवससास्थम्राजन टस्यतन ॥३॥ ' 


दारण्यकोपनिपद्‌ 
ब्यर्ट 2, ब्यार्ट सह 22. व्याई >::2क व्याए “८2:0७ च्य्ट ७, न्याई >> :७-ब्याट ०-7७ व्य्ट:--22७- “्याई 22% वाई --झ फेक 


[ अध्याय रे 


पराबकरतब्यता--दूसरेके. अर्वक्तो 
करना यह अनन्‍्तर्यामीका खभातर है, 
अत जो दूसरेके देह और इन्द्रिय 
हैं, वे ही इसके भी हैं, खत इसके 
कोई देह या इन्द्रिय नहीं है; इसीसे 
श्रुति कहती है कि जिसका प्रथित्री 
गरर हैं | 
ठेवताके देह और इन्द्रियोकी 
प्रव्नत्ति-निववत्ति साक्षिमात्र ईश्वरके 
सानिध्यसे नियमानुसार हुआ करती 
है, जो ऐसा नारायणसज्ञक ईश्वर 
प्रथित्रीकी--प्ृथिवी देवताकों नियमित 
करता हँ--प्रथिवीके भीतर विद्यमान 
ग्हकर अपने व्यापारमें नियुक्त करता 
है, यह तुम्हारा आत्मा हैं, तुम्हारा 
अर्थात्‌ तुम्हारा और मेरा समस्त 


 ग्राणियका आत्मा है---इस प्रकार 


पते ( तुम्हारा ) यह कथन सबके 
उपल्क्षणक्रे लिये है | यही 
अन्नयामी है, जिसके विपयम तुमने 
ग्र हैं और यद अग्नत यानी सम्पूण 
ससार-वर्मासे रहित हैं ॥ 


यो्प्सु निष्रन्नद्द्योन्‍न्‍्तरों यमापो न विद्ुुयस्‍्थापः 
शरीर योपपोपन्तगे यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यम्रतः ॥४॥ 
योःग्ना तिट्टन्नग्नेरन्तरों यमप्रिन वेद यस्थाप्निः शरीर 
योउमप्रिमन्तगें यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यम्रतः ॥ ५ ॥ 


योउन्तस्छ्षि 


निष्र॒न्नन्तरिक्षादन्तगे 


यमन्तरिक्ष न वेद 


च्राह्मण ७ ] शा रभाष्याथ ७४३ 
बनाए: 2०, ब्वप: 3 बा: 3० ब्लर्सिए 2 बॉए- 0.० 2 बा: 22000 “रथ. ०2० बर:० 


यस्यान्तरिक्ष< शरीर योएन्तरिक्षमन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयाम्यम्ृतः ॥ ६ ॥ यो वायो तिएनन्‌ वायोरन्तरो 
य॑ बायुने वेद यस्य वायुः शरीर यो वायुमन्तरो 
यमयत्येष त आत्मान्तयीम्यम्तः ॥ ७ ॥ यो दिवि तिए्ठन्‌ 
दिवोषन्तरों य॑ द्योने वेद यस्य थोः शरीरं यो दिविमन्तरो 
यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यमृतः ॥ <॥ य आदित्य 
तिष्न्नादित्यादन्तरों यमादित्यो न बंद यस्यादित्यः शरीर 
य आदित्यमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तयोम्यम्रतः ॥ & ॥| 
यो दिश्लु तिए्ठन्‌ दिग्भ्योप्न्तरो य॑ दिशो न विद्दुयस्य दिदशः 
शरीरं यो दिल्योपन्‍्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयौम्यमृतः 
॥ १० ॥ यश्वन्द्रतारके तिष्ठ*अ्रन्द्रतारकादन्तरो य॑ चन्द्र- 
तारकं॑ न वेद यस्य चन्द्रतारक« शरीर यश्रन्द्रत्तारक- 
मन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यम्तः ॥ ११॥ य 
आकाशे तिट्ठन्नाकाशादन्तरो यमाकाशो न बंद यस्थाकाशः 
शरीर॑ य आकाशमन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तयोम्य- 
म्तः ॥ १२॥ यस्तमसि तिए्ठ*स्तमसोन्तरो य॑ तमी न 
वंद यस्य तमः शरीरं॑ यस्तमोपन्तरो यमयत्येष त 
आत्मान्तयोम्यमृतः ॥ १३॥ यस्तेजसि तिष्ठ*स्तेजसो- 
न्तरो य॑ तेजो न बंद यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोषन्तरो 
यमयत्येष. त आत्मान्तयाम्यम्गत इत्यधिदेवतमथाधि- 
भूतम्‌ ॥ १४ ॥ 


७2२ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
ज्कर्ट-? 2 ब्या्ट से पडक-ब्कर्ट 2726 वयस्क बाई "20 बय>-23७- बाई. 20७. व -.2७- वन्य: >-:७ "्याई 2:0७ जाई बाई 240. 
जो जलमें ग्हमेबाला जलके भीतर है, जिसे जल नहीं जानता, जल 
जिसका शरीर है. और जो भीतर रहकर जल्का नियमन करता है, वह 
तुम्दाग आत्मा अन्तर्यमी अमृत है || ४ ॥ जो अम्निमें रहनेवाला अग्निके 
भीतर है, जिसे अग्नि नहीं जानता, अम्ने जिसका शरीर हैं और जो 
भीतर रहकर अभम्निका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अग्रत हैं ॥०॥ जो अन्तरिक्षमें रहने वाला अन्तरिक्षके भीतर है, जिसे अन्तरिक्ष 
नहीं जानता. अन्तरिक्ष जिसका गरीर है और जो भीतर रहकर अन्तरिक्ष- 
का निपमन करता हैं. वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ ६ ॥ 
जो बायुम रहनेवाला वायुके भीतर है, जिसे वायु नहीं जानता, वायु 
म्िसका झरीर ए और जो भीतर रहकर वायुका नियमन करता है, वह 
तुमगारा आस्मा अन्तर्यामी अमृत हैं ॥ ७॥ जो घुलेकमें रहनेवाला चुढोक- 
के भीतर हैं, जिसे घलोक नहीं जानता, घुलोक जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर घलोकका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्‍्तर्यामी 
अगम्नन ७ ॥ ८॥ जो आउित्यम रहनेवराला आदित्यके भीतर है, जिसे आदित्य 
नी जानता, आदित्य जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर आदित्यका 
नियमन फरला है, बट तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत हैं ॥ ९ ॥ 
जा दिमाओम रहनेयाला दिश्वाओंके भीतर है, जिसे दिशाएँ नहीं 
जानती, दियाएं जिसका झरीर हैं और जो भीतर रहकर दिशाओका 
नियमन करता हैं, वट नुम्हार आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है | १०॥ 
जो चन्ट्मा आर साराअंम रहनेयाला चन्द्रमा और ताराओके भीतर 
(५ जिसे चन्टमा और तागएँ नहीं जानतीं, चन्द्रमा और ताराएँ जिसका 
डरीर € और जो भीतर ग्हकर चन्द्रमा और तागओका नियमन करता हैं, 
या सुम्हाण आमा अन्नर्यमी अमृत है ॥ ११ ॥ जो आकाशझमे रहनेवाला 
गरजे भीवर ८, जिसे आकाश नहीं जानता, आकाण जिसका झरीर 
४ ८४ जो भावर रहकर आकाणशका नियमन करता है, वह तुम्हास 
ज्यामा उस्तर्मी अमन हैं ॥ १२॥ जो तममे रहनेबाल्ा तमके भीतर है, 


०5 * 
# जा इशचत ओीफ जानता 


5 लेम र्ू|। जानता, तम जिसका गरगीर हैँ और जो भीतर ग्हटकर तम- 


च्राप्रण ७ ] शाउरसाप्याव ७४५ 
ब्क:७ बक्ट न पे न 2. नयी --2०- कह. 0०० न्कर्टे + 2० ब्व् 20०. व्र्द-- १3० न्यर्ट +. ००० -्कॉप--2),- वन्य 7-2) ब्याट - क- 
का नियमन करता ऐ. प्र नम्रारा आत्मा अन्तर्यामी अग्रत है॥ १३ ॥ 
जो तेजमे रानेगाता मेजके भीतर एं, जिसे तेज नहीं जानता, तेज 
जिसका शरीर हू ओर जो भीतर रहकर नेजफा नियमन करता है, वह 
तुप्हारा आत्या झम्त्णगी मन है, यह अधिदवतनद्र्णन हुआ, आगे 
अधिभृत-दर्भन है ॥ १५ ॥ 
समानमन्यत्‌ | बो5प्सु तिह़न-_ गो सब ततीय मन्त्रके समान ही है। 
अग्नी, अन्तरित्ति, बायीं, दिय्रि, 8 न गा) 
प्एकम,आदिस्यम,टिशाआमे, चन्द्रमा 
आहदित्य।दक्ष,चन्रतास्क,आकाश, एस तागाओम ओर आकाशमे रहने- 
यस्तमखावरणानारे । शओोस्के ». गो ऐ, जो तम अर्थात्‌ आतरणात्मक 
है और जो भीतरी तममे, तेज भर्थात्‌ तमसे 
तजास ताइपरत 9 'झारीत सामान्य प्रकाश रहनेवाला 
इस प्रकार यह अन्‍्तर्यामिविपयक 
देवतान्तर्गत दर्शन है, 
अर आगे अधिमूत-दर्शन है, 
ब्रागामे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त भूतोमे 


तयामी अमृत 


इत्वेबमधिदेवतम्‌ अन् मेने नहीं छ 
मन करता ६९, 
दन देवतास | अथाधिश्जषेयाला स्व 












त्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तेप च्तंपु अन्तय < कि € मिदर्भन डे 

तेपु अन्तया जो अन्तर्यामिदर्शन है, वह अधिभूत- 

शैनमाधभृतम्‌ || ४-१४॥। | दर्शन हैं || ४-१४ ॥ 
“*+आऑकश्िश 


यः सर्वंपु भृतेषु ति.ठन्‌ सर्वेभ्यों भूतेभ्योषन्तरो य॑ 
सवोणि भूतानि न बिदुर्यस्थ सर्वाणि भूतानि शरीरं यः 
सवाणि भूतान्यन्तरो यमयत्येप त आत्मान्तर्याम्यम्गृत 
इत्यधिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥ १५॥ यः प्राणे ति्ठन्‌ प्राणा- 
दन्तरों य॑ प्राणोन बेद यस्य प्राणः शरीरं यः प्राण- 
मन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयीम्यम्रतः ॥ १६ ॥ यो 


७४६ बृहटारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
ज्ब्टसि कब फिीयक, बिक, बसी पक बर्प2 ०५८2०. बट सफर बॉ वि कई 2 बटन न प्रक- नई: 


वाचि तिष्ठन्‌ वाचो(न्तरो य॑ं वाडः न वेद यस्य वाक्‌ शरीर यो 
वाचमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यस्रतः ॥ १७॥ 
यश्चक्षुपि तिप्ठ<श्रश्नुषो'न्तरो य॑ चश्षुने वेद यस्य चश्ुः शरीर 
यश्वश्लुरन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यमृत॥ १८ यः | 
श्रोत्र तिठज्छ्ोत्रादन्‍्तरो य* श्रोत्रं न वेद यस्य श्रोत्र< शरीर 
यः श्रोत्रमन्तरों यमयत्येष त आत्मान्तयाम्यम्रतः ॥१९॥ 
यो मनसि तिष्ठन्‌ मनसोपन्तरो यं मनो न वेद यस्य मनः 
शरीर यो मनोडन्तरो यमणनो:' हु आत्मान्तयाम्य- 
म्रतः॥ २०॥ यस्तवचि तिप्नता, झलक जिसग्य त्वेडः न वेद 
यस्य ल्वक्‌ शरीर यरत्वकरता है, वह तम्हत्येष त आत्मा- 
न्तयाम्यम्रतः ॥ २१ ॥ न / न्‌ विज्ञानादन्तरों 
य॑ं विज्ञानं न बंद यस्य विर आत्मा शरीर यो विज्ञानमन्तरों 
यमयत्वयेप त आत्मान्तयाम्यमृर्तरर ॥ २२॥ यो रेतसि 
तिष्टन्‌ ग्ेतसोन्तरो य< रेतो न बेद यस्य रंतः शरीर यो 
रेतोी5न्तरो यमयत्येप त आत्मान्तयाम्यम्रतोह्णो द्रष्टा 
श्रुतः श्रोतामतों मन्ताविज्ञातों बिज्ञाता नान्योपतोईस्ति द्रष्ट 
नान्योहतो(स्ति श्रोता नान्‍्योञत्तो(स्ति मन्ता नान्‍्यो5तोएस्ति 
विज्ञानिंप त आत्मान्तयाम्बम्नतो।तो(न्यदार्त ततो होह्ाछूक 
आम्णिरुपरराम ॥ २३ ॥ 

जो समस्त भतोंमें स्थित रहनेबाडा समम्त बूतोंके भीतर है, जिसे 
समस्त बृत नहीं जानते, समस्त भूत जिसके झरीर हैं और जो भीतर रहकर 


ब्राह्मण ७ ] शाइरसाष्याथ ७४७ 
8)... .६२२०.. «८२२६०. नए नये पक बाप बापू आप बापू बाप बाकि. 
समस्त भूतोका नियमन करता है. वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है । 
यह अधिमूतदशन है, अब अध्यात्मद्शन कहा जाता है॥ १५॥ 
जो ग्राणमें रहनेवाला ग्राणके भीतर है, जिसे प्राण नहीं जानता, 
ग्राण जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर प्राणका नियमन करता है, 
चह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है ॥ १६ || जो वाणीमें रह्दनेवाला 
वाणीके भीतर है, जिसे वाणी नहीं जानती, वाणी जिसका दरीर है 
और जो भीतर रहकर वाणीका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा 
अन्तर्यामी अमृत है || १७॥ जो नेत्नमे रहनेवाला नेन्नके भीतर है, जिसे 
नेत्र नहीं जानता, नेत्र जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर नेत्रका 
नियमन करता है, वह, तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है| १८ ॥ 
जो श्रोत्रमे रहनेबार श्रोत्रके भीतर है, जिसे श्रोत्र नहीं जानता, 
श्रोत्र जिसका शरीर है ओर जो भीतर रहकर श्रोन्रका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा रा अन्तयामी अमृत है || १९ || जो मनमे रहनेवाला 
मनके भीतर है, जिसे मन नहीं जानता, मन जिसका शरीर है और जो 
भीतर रहकर मनका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत 
है ॥ २०॥ जो त्वकूमें रहनेवाछा त्वक्‌के भीतर है, जिसे लक्‌ नहीं जानती, 
त्वक्‌ जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर त्वकुका नियमन करता है, 
वह तुम्हारा आत्मा अन्तरयामी अमृत है | २१ || जो विज्ञानमे रहनेवाला 
विज्ञनके भीतर है, जिसे विज्ञान नहीं जानता, विज्ञान जिसका शरीर है और 
जो भीतर रहकर विज्ञानका नियमन करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी 
अमृत है || २२ ॥ जो वीयेमें रहनेवाला वीके भीतर है, जिसे वीयय॑ नहीं 
जानता, वीये जिसका शरीर है और जो भीतर रहकर वीयका नियमन 
करता है, वह तुम्हारा आत्मा अन्तर्यामी अमृत है | वह दिखायी न 
देनेवाला किन्तु देखनेवाल्य है, सुनायी न देनेवाला किन्तु सुननेवाल्य है, 
मननका विषय न होनेवाछा किन्तु मनन करनेवाछा है और विशेषतया 
ज्ञात न होनेवाला किन्तु विशेषरूपसे जाननेवाला है | यह तुम्हारा आत्मा 
अन्तयामी अमृत है| इससे मिन्न सब नाशवान्‌ है । इसके पश्चात्‌ अरुणका 
पुत्र उद्दालक प्रश्न करनेसे निदृत्त हो गया ॥ २३ | 


७52८ 
ब्र्टि सा क व्यॉ:-- अत बटन फ ब्वर्टज न 


अयाध्यात्मम--वः 
प्राणघायुमहिते. प्राणे, यो 
वाचि,चन्नुपि, श्रोत्रे मतसि न्वचि, 
विन्ञाने, बुद्धों, रेतसि प्रजनने | 
क्रम्मात्‌ पुनः कारणात्‌ प्थिव्यादि- 
देवता महाभागाः सत्यो मनुप्या- 
दिवदात्मनि तिट्ठन्तमात्मनों नि- 
यन्ताग्मन्तर्यामिणं न विदृरित्यत 
आह -अच्ट्टो न दृष्टो न विषयी- 
भृतः चश्षुभनस्थ क्चित्‌, खय॑ 
तु चश्षुपि सन्रिहितत्वाद दणिख- 
सप टति द्रष्टा | 
श्रोत्रगोचग्लमना- 
पतन्न' कम्यचित, स्वयं ल्वलुप्तश्नवण- 


तवाश्षृतः 


ग्रक्तिः स्वेश्रोत्रपु सन्निद्वितत्वा- 


सज़ेता । तथामतों मनःसदल्प- 


प्रिपयतामनापन्रः: च्ट्श्च्त ण्व 


रि सब: सटल्पयतिः अच्त्वा- 


ठथतन्यादेबामत':: अलप्रमनन- 


ह्टरण्यकोपनिषद्‌ 
(०५. बी. कप बिक आए िग% बा 0 2००. बम. न्करए 27: 


प्राण , 
, है---जो प्राणमे---प्राणवायुस॒हित 


भी 


[ अध्याय रे 
अतब्र अव्यात्मदर्शन कहा जाता 


प्राणेन्द्रियमे,जो वाणी मे, नेत्रमें, श्रोत्रम, 
मनमे, त्वकूमे, विज्ञान यानी बुद्धिमे 
तथा रेत (वीर )--प्रजमनेन्द्रियमे 
रहनेवाला है | किन्तु प्रथिवरी आदि 
कि अविष्ठाता] देवता बडे प्रभावशाली 
हानेपप भी मनुप्यादिके समान 
अपने भीतर रहनेवाले. अपने 


। नियामक अन्तर्यामीको क्‍यों नहीं 


जानते ? इसपर याज्ञवल्क्य कहते 
हैं--बह अद्ृट--न देखा हुआ 
अर्थात्‌ किसीकी भी नेत्रदृष्टिका 
विप्यीमत नहीं है, किन्तु स्प्रय नेत्रम 
सनिहित होनेके कारण दर्शनस्वरूप 
है, इसलिय डण्टा है । 


इसी प्रकार वह अध्रुत--किसीके 
श्त्रकी विषयताको अग्राप्त किन्तु 
स्त्रय जिसकी श्रयण-गक्ति टुप्त नहीं 
होती--ऐसा ह# और समस्त श्रोत्रोमें 
सन्निटित हानेके कारण थोता है, ऐसे 
ही बह अमत-मनके सकम्योकी 
विपयताका अग्राप्त €, क्योकि सत्र 
तंग देखे-सुने पदार्थोका ही सकन्‍्प 
करते हैं, अत अच्ृष्ठ और अध्रुत 
होनेजे कार्ण ही वह अमन हैं, 
तथा मनन-ञक्ति हम न छोनेसे 


गान न्चाव सयमन-स सन्निहित- ओर समम्न मनोम सन्निष्टित होनेंके 


ब्राह्मण ७ ] शाहरसभाप्याथे ७४९, 
ज्कॉर्ट:: ब्व८00.. ब्वा0 व्ॉपस: कारक ब्यापि?ी बिक ब्यपफ क0फ चर 02७. जया: म-ऋ ज्यर- 230 


त्वाच्च मन्‍्ता । तथाविज्ञातों नि- | कारण वह मन्‍्ता है। इसी तरह 


श्रयगोचरतामनापन्नो रूपादिवत्‌ अविज्ञात --रूपादि अथवा सुखादिके 
श् ले पिया समान निश्चयकी विपयताको अप्राप्त 
सुखादुवह्ा, सथय ् 


6 कि .. । किन्तु ख़य जिसकी विज्ञान-शक्ति 
नशाक्तितवात्तत्सानधानाध ें- | दस्त नहीं है-ऐसा एच बुद्धिमे 


ज्ञाता | सन्निहित होनेके कारण विज्ञाता है। 
तत्र य॑ पृथिवी न वेद य॑ सवो- यहां “जिसे प्रथिव्री नहीं जानती, 
णि भूंतानि न विदुरिति चाल्ये जिसे समस्त भूत नहीं जानते! 
इत्यादि कथनसे यह वात सिद्ध 
होती है कि जिनका नियमन किया 
नियन्ता अन्‍्तयामीति प्राप्म्‌, | जाता है, वे विज्ञता भिन्न है और 
उनका नियमन करनेवाला अन्तर्यामी 
उनसे भिन्न हैं | उनके भिन्नत्वकी 
नान्यो5तः, नान्‍्यः अतोषसादन्त- | आशझ्डाको निद्वत्त करनेके लिये यह 
कहा जाता है--नान्यो5नो5स्ति 
द्रष्ट! अर्थात्‌ अत:---इस अन्तर्यामीसे 
नान्योउतोडस्ति श्रोता, नान्यो-| मित्र कोई और द्रष्ट नहीं है । इसी 
प्रकार इससे भिन्न कोई श्रोता नहीं 
हि है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है, 
विज्ञाता । | तथा इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है । 
यसात्‌ परो नासि द्रष्टा श्रोता जिससे मिन्न कोई द्रष्टा, श्रोता, 
मन्‍्ता और विज्ञाता नहीं है, जो 

दिखायी न देनेवाला किन्तु देखने- 
वाला है, सुनायी न देनेवाला किन्तु 
अश्रुतः श्रोता, अमृतों मन्ता, | सुननेवाला है, मनका अविपय किन्तु 
मनन करनेवाला है, खय॑ अविज्ञात 

अविज्ञातों विज्ञाता, अमृतः किन्तु विज्ञाता है तथा अमृत--. 


है 





नियन्तव्या. विज्ञातारोष्न्यो 


तदन्यत्वाशट्टानिवृत्त्यथ मुच्यते-- 


यामिणो नान्‍्योडस्ति द्रण, तथा 


5तोडस्ति मन्‍्ता, नान्यो5तो5स्ति 


मन्‍्ता विज्ञाता, योज्द्ष्रो द्रष्टा, 





७०० वृहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
ब्कर्ट पे ब्यॉ्टिय: पक नस: पक न्यत? फक, न] 2: व: 22 जप व्योद>:24%- ब्यॉ्ट ह८ पक >:2क्‍%, बक > 2 आई 27, 
सर्वसंसाग्धर्मवर्जितः सर्वसंसारि- | सम्पूर्ण संसारधरमोंसे रहित एवं समस्त 
णां कर्मफलविभागकर्ता-- ससारियोंके कर्मफरलोॉंका विभाग 
क ! करनेवाल्य है, वह तुम्हारा आत्मा 
एप ते आत्मान्तरयाम्यम्नतः; अन्तर्यामी अमृत है; इस ईश्वर 
अस्मादीश्वरादात्मनोडन्यदातेम्‌ । आत्मासे मिन्न और सब्र आर्त 
तता ह उदयलक आरुणिरुप- ( विनाशी ) है । तत्र अरुणका पुत्र 
ग्गम ॥ १५-२३ ॥ | उद्दालक निदृत्त हो गया॥ १ ५-२ ३॥ 


ही +छ०+ 5७ झा 2.55 


शनि बृहदारण्यकोपनिपद्भाप्ये तृतीयाध्याये 
सप्तममन्तर्यामित्राह्मणम्‌ || ७॥ 





ह्ए्मक्त ऋाछकतण 
ब-->-++ 0३०0९. 
अतः परमशनायादिविनि- | इससे आगे क्षुधादिरहित निरु- 
मुक्त निरुषाधिक॑ साक्षादपरोक्षात्‌ | पाषिक साक्षात्‌ अपरोक्ष सर्वान्तर 
सर्वान्तर॑ ब्रह्म वक्तव्यमित्यत | श्रह्कका निरूपण करना है, इसलिये 
आरम्भ+--- आरम्भ किया जाता है--- 


दो प्रश्न पूछनेके लिये गार्गीका आज्ञा मॉगना 
अथ ह वाचक्नव्युवाच व्राह्मणा भगवन्तो हन्ता- 
हमिमं दो प्रश्नों प्रक्ष्यामि तो चेन्मे वशक्ष्यति न जातु 
युष्माकमिसं कश्निद्‌ ब्रह्मो्यं जेतेति परच्छ गार्गोति ॥ १॥ 


फिर वाचक्ततीने कहा, 'पूजनीय ब्राह्मणणण ! अब में इनसे दो 
प्रश्न पूछेंगी। यदि ये मेरे उन प्रश्नोंका उत्तर दे देंगे तो आपमेंसे कोई भी 
इन्हें ब्रह्मसम्बन्धी बादमें नहीं जीत सकेगा ।” [ ब्राह्ण-] “अच्छा गार्गि ! 
पूछ! ॥ १॥ 


अथ ह वाचक्रव्युवाच । पूर्व । फिर वाचक्नबवीने कहा | पहले 
याज्ञवल्क्थेन निपिद्धा मूर्धपात- | वाज्वल्वयके निपेध करनेपर मस्तक गिर 
भयादुपरता सती पुनः प्रष्ट | गानेके भयसे है हुई वाचक्नवी 
त्राह्मणाजुज्ञां प्रार्थयते-हे ब्राह्मणा | 37 मन करनेके लिये ब्राह्मणोसे आज्ञा 
भगवन्तः पूजाबन्तः श्रृणुत मम | तो दै- हि भगवान--ूजाबान्‌ 
वचः; हन्ताहमिम॑ याज्ञवर्क्य |. बे कक आप 
पुन प्रश्नों प्रक्ष्यामि, यद्यलु- यदि आपलोगोंकी अनुमति हो तो 


मैं इन याज्ञवल्क्यजीसे दो प्रश्न और 
मतिर्भवतामर्ति; तो अश्नौ चेचदि | पूछेंगी | यदि ये उन दो प्रश्नोंका 


अएयात कथायष्याते में, कथश्विन्न | मुझे उत्तर दे देंगे तो आपमेसे कोई 
वे जातु कदाचद्‌ युष्णाक मध्ये इस भी इन याज्षवल्क्यजीको अहासम्बन्धी 
याज्ञवल्क्य कांथिदू ब्रह्मोद्यं ब्रह्म- | वादमें कभी किसी प्रकार भी 


ज्जर वृहदारण्यकीपनिपदू [ अध्याय हे 
ज्कर्ट 2७ बकर्ट 7 कर: नर पका चाह 28७ २2:2७. व्या 7. स्‍% बय२2 2 वाई >- डक हाई बा“: 
बदन प्रति जता न व कशथ्निद्‌ भवें- , जीतनेवाला नहीं हो सकेगा। इस प्रकार 
दिति | एबमृक्ता त्राह्मणा अनुज्ञां कहे जानेपर ब्राह्मणेनि'हे गार्गि ! तपूछ 
ग्रददः--प्रच्छ गागीति ॥ १ ॥ ऐसा कहकर अपनी अनुमति दे दी ।१। 
5६८५ पड लेप 43 ४ 
&#&] ० बिक 
सी हवाचाह व ला याज्ञवतक्‍्व यथा कारया वा 
वेदेहो बोग्रपुत्न उज्ज्यं धनुरधिज्यं कृत्वा हो बाणवन्तों 
सपबातिव्याधिनों हस्ते कृत्वोपोत्तिप्ठेदेवमेवाहं त्वा द्वाभ्यां 
प्रथ्माभ्यामुपोदस्थां तो में ब्रहीति पचछ गार्गीति ॥ २॥ 
वे बोली, "हे याज्नवन्क्य ! जिस प्रकार काशी या विदेहका रहने- 
व्राला कोर्ट वीग्-बंगज ग्रत्यज्चाहीन बनुपपर प्रत्यश्ञा चढाकर शब्नुओको 
आयन्‍्त पीछा ढेनेयाठ़े दो बाणबान्‌ शर हाथमे लेकर खडा होता है, उसी 
कार में दो प्रश्न छेकर तुम्हारे सामने उपस्थित होती हैँ, तुम मुझे उनका 
उनर दा | उसपर यातब्न्क्यन कहा, 'गागि ! पूछ! [| २॥ 


रब्धानुता 


>प 


यातवल्क्यं सा' आज्ञा मिलनेपर उसने याजवर्क्य- 
ने कहा--मे तुमसे दो प्रश्न पूछेंगी? 
ऐसा इसका अन्चय है। वे प्रश्न 
प्रश्नों प्रत्यामीत्यनुपज्यतेः को किये दें + क जिज्ञासा होनेपर 

शक हक ,. यह दिखडानेत लिये कि उनका 
तायात ज़ितामसाया तथादुरुत्तरत्व॑उत्तर देना कठिन दे, गागी उन्हे 
प्रान्तपूचेके वतठती हँ--हे 
पन्नउन्क्य ! जिस प्रकार लोकम 
है बातवल्क्य बा लोके काव्यः- ' कोर्र काव्य---काशि/! प्रान्तमे उत्पन्न 

गे ५ , «., दैआ,; का्ि्रान्तमे उत्पन्न होनेवाछो- 
काथप भर काच्यः, प्रासद्र शाव , स झरतीरा प्रसिद्ध हैँ, अथबा 


टॉवॉचे+>अह व अवोः त्वो हो 


ग्रोतथितुं दृष्टान्तपृर्वै्कं तावाह-- 


रु जी की के थे डह---पिडह निवासी प ह 8 विठद्ठ न 
की पद तो विदेिनो आय ले 
दमा राजा उम्रपुत्र अथात्‌ जा 

ए 
गज़ा, उग्रप॒त्र- शगन्धय टत्यवेः, वीर-ब्ंशम उत्पन्न हआ हैं, वह 


कर 


अफ जरा. डिनमम 
३३ 


६ « १... जूये « १५ सन र ५ कल वी -० ०० पक “५ ८४ कमा रे 


कम के १९ जन हूं दल +क #+ 


कक की 
ब्र 


मकर ५ पन्‍० ७० 20७ ध्क * पनक धर 2. ना करें ५ कल म्कनी -.. 


० 
जे अ रू म हा रा के ० 
& च आफ & एक हछछ ०-4 के प 
कप य 72892 + ८४ *६(४* + + कट प, कै !ः 
>> 
हे चञऊ दर 
जे बे हब 
न बन 8 की + मु ] *% $% 4९ 
७ # +-क * के कक अं अआ ७ ऋ 
ए-प7३६८ 7४ 2545 ४५३४7 
2 हे 
तु पी न । जा ज 
हि । 5 
कक... २७५ जे ।४+क जज ह ऋमे ब्कुस ज>्के छा 
$ $3६|६ 77 ५५ ४३९ | 34 (ब बज र$ 5 ७: 2७ हे हर के पक 
हृ | 
२ 5 
हे कम बमत्ख बना ला कि ्ा ह 
++आक ल७ऊ. हर जे ऋण क 3» पक 4:."“*: १ म< हि 
के के >87 कक 4० +.. ४१ हक, . के 
] + रू थे ज रा जब हु आल * 7 हर 
$ >> ौ२«»०३४०५७ ८! 
कै] ६4३१ ३४ छू कई 3 ऐउ ५ द्ध 
पे ञ्खे ५ 5 ही] ५ 
की आ + का हु 
4. 3०७० ७ &४+ चूका कु रस फेफकुँ च््म ५ 
44११4 रे बह है के *. हैं न जब | रे है आम रे 
न 
न किक 5 0 ि न ६ 
हक बज कं हुई #५०4 अल आर है कु क +>नन्‍रक ५ ऐप ११ ई 
१७ / 3००४६ ७ 8५ “'*/)९ 4 बम डे 
हे * लत गु आम 
# हा कं श् > ऊ न्‍्ट् ९ ड़ 
किक डक हक क 2. # पर ०७७ से ७ जे २ ७» केक का 
34 # है ३३ 45» ३3९९३ ». 8) ४ 
सी कक डर के 5 
न के ल्‍* >>. * 
५५३ ७० ०८2 ,४७४०४ » बम के... ४३०७०७+ हे 
5॥ १४६ ८३ (« +९)» प्र ] ब जे +$ कक ः का ध ५0० ४ 
मै है 
बा न * कि न न्‍न हि ६ रद 
बा 8 ह ७७ यू. 03 १४०५ व # २4 »६ 2७ टी व] 
+ 4 की] 8९१३३ «»«, ४ हे 
के ह ् ज ध 
|; है 3 $॒ हू 
शव क 
के # के चक & पक ना; बा कक के भी के मे न्‍ 
77 7१४३६ » ९३३६ ४? १ +३4 ० 0७६ है ६ 0 5 जे को 5 पदक 
। + +5३ प जे 44 
् एक गा 
का 8 9७ क कब से सके की। कब + १३०७३ केके कक रे अत अकजक हम |; है 5 को. ३. का 
44१० ४ “»(ब्पधाँ +४२०५४४४४६5४:[ ह 
पृ 
पल 20 पक 5 ;, 
रो हे क ढ नी हर: व न है 
कार्य हू. 4 कोल चमक के ३ +४क के #/ब छा का आय ७-फ फंकोक + हे % का पर की 
१९७), * ३3 5(०९१४ १ रण हे हे 
् जद रा >८ न्ट 
शक डा ा 
कर दो 5 हे अम ॥ 
ध चर # (२०. ॥ ६ 207: / 2 5५ मर 08 ०७ 
>० के +तक हक चना ज्व|ल पक कर न्‍् 
१५ न न क्र 
»२)) *११ £* »$|१०३॥६ ३) है ञ्ा है| 5 ५ [ रा | 
0 गए +जने 
+ २2० 3$ + »७ 
हर / 
। १.३ 3. | ० ना 
श ७११८: 9 २७ अकेली य >ै०+ है अचकत 
सा हाय यद॒प्सय साझा रस ये दिली बह यासे प्राथ 
+ 5 
ब्या बदसदस धांटाप़ हद थे +भम 
कै खत झागफ्ाबर्वी एस यह शसे थे भव भविष्य 
इै 7०4“4 ६१ , $१*॥ +|'ड 
घ्ग £ है दाओ है हा५,। हक 
| यार 8 । क। ४४5*%5 ४७-५७ ५१ ५ +2| न्न्क ने 
छः व्‌ 3७|२ ९ ४२ दांत ज् प्रात 
+ 
ध् +$ चझ । $ 
शक कै नर 4 न 
बढ हि. झ के दर्ज 
न्‍ है फिर जे, हट यू हु «2 7, /करमरग नी 
अं ड़ पु * क 
ग पक पक है: न > ४ ४ ४8% 5 औ ० . 65 न्‍ह 
ल्‍ ल्‍ू बढ श् 
हे ४ १८ बढ कक डिद #£ पु 7.६ £ ४ +१7६ पे 8! मक पढे हे 
75 हिल ५४४०-५६ 


ऊश्2 वृहदारण्यकीपनियद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्कर्ट 272) न्य ग- 2८ बकट 30८ व्याए 202) ब्यट *" 2४७: बके+८7- ७७. बा: «वाई २:22. ब्यई-:2)%- नया: व्याद०८3४७ न्यई--%. 
और प्रथ्िवी हैं तथा जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य-इस प्रकार कहते 
है, वे किसमे ओतग्रोत है ” || ३॥ 
सा होबाच--यदृष्येमपरि | वह का जो कर 
दिवः अण्डकपालाद यज्चावागधः | पड ऊर्ध्व-ऊपर है और 
हा कस हब जो प्ृथिवीसे यानी इस नीचेके अण्ड- 
शा 40 कक ' कपालसे नीचे है तथा जो बाता- 
यचान्तरा मध्य द्यावाहंथवा पृथित्रीके मधच्यमें है अर्थात्‌ दुलोक और 
ध्यावाप्रथिव्योः अण्डकपालयोः, | ४य्रिवी---इन अण्डकपालेके बीचमे 
इमे च द्यावाप्रथ्रिवी, यद्‌ भूत | कै रवखय जो ये बुठोक और परथिती 
यद्यातीतम, सवच्च वर्तमान खब्या-| जो कुछ भी भत-- यानी बीत 
चुका है, भवत-बतमान अथात्‌ 
पारस्थम्‌ , भविष्यच्य वर्तेमाना- | अपने व्यापारमे खित और 
दृष्यकालभावि लिड्वगम्यम्‌-- भविष्यत्‌ --वर्तमानके बादके समयमे 
यत सर्वमेतदाचक्षते कथयन्त्याग- | दोनेत्ाढा एव अनुमानगम्य है--ऐसा 
मतः--तत सर्व इतजात॑ यसिल्ने- 


जो यह सत्र आमगमद्वारा कहा जाता 

हे , | है, बह सम्पूर्ण द्वेतवर्ग जिसमे एक 

कामब्रतात्यवः--ततू खन्नसज्जे , हो जाता हैं, वह पहले बतलाया हुआ 

पर्वोक्ति कम्मिन्नोतं च॒ प्रोतं च संत्रसज्क तत्त्व, जलमे पृथिवीतलके 

प्रथिवीधातुर्विप्सु ॥ ३॥ समान, किसमें ओन-प्रोत है ” ॥३॥ 

--++३४.४ ३६8४७७+०--- 

यात्नवत्य्यका उत्तर 

मल कक, ; 

से होवाच यदृध्व गागि दिवो यदवाक्‌ प्रथ्रिव्या 

यदन्तरा द्ाबापएथिवी इसे यद भृत॑ च भवज्च भविष्यश्चेत्या- 
चक्षत आकाश तदोतं च प्रोत॑ चेति ॥ ४ ॥ 

उस याग्पनक्यने कटा, 'हे गार्गि ! जा झलोकसे ऊपर, प्रथ्ित्रीसे 











नीचे आर जो चेक एव प्रथ्िवीफे मयमे है ओर स्वय भी जा ये बुढोक और 
बनते, वर्तमान एप भपिष्य--उस प्रकार करते हैं, ने 
सत्र ल्‍यादमे झानप्रात €' ॥ २ ॥ 


हि न 
ही अर मिनट 


ही 
प्राजन 6 सा जज 


च्राह्मण ८ ] 


शाउरभाप्याथे 


जज 


बटन पक बट ०, बॉ एप 2०० ब्>-2०. ्कन 3 न्कट नें: नव 2 व्य्िन-2०- बन: अल: 3, 


म होवाचेतरः--हे गागि यत्‌ 
त्वयोक्तम्‌ 'ऊध्ये दिवः! इत्यादि, 
तत्‌ सबवे यत्‌ सन्नमाचक्षते तत्‌ 
सत्नमू, आकाणे तदोत॑ प्रोत॑ च, 
यदेतद व्याक्ृतं प्रत्रात्मक॑ जगद- 
व्याकृताकाशे, अप्सिव प्रथिव्री- 
धातुः, त्रिप्यपि कालेपु बतेते 
उत्पत्तो खितो लगे च ॥ ४ ॥। 


! उस इतर याज्रतन्‍क्थने कहा, 


'हे गार्मि ! तने जिसे शुल्लकसे ऊपर 
इ््यादि कहकर बनलाया वह सब्र, 
जिसे कि 'सूत्र' ऐसा कहते है-- बह 
सूत्र आकाशम ओनग्रोत हैं। यह 
जो सूत्रखखप व्याक्ृत जगत्‌ हैं, वह 
जलप पृथियीनत्क्े समान उत्पत्ति, 
स्िति और लय तीनो काछोमे 
अत्याकृत आकाशभग विद्यमान है| ४॥ 


--+धेछकोचत---- 
सा होवाच नमस्तेएस्तु याज्षवल्क्य यो म एत॑ 
व्यवोचोपरस्मे घारयस्वेति पृच्छ गार्गीति ॥ ५॥ 


वह बोली, “हे याज्वन्क्य ! आपको नमस्कार है, जिन्होंने मुझे इस 
प्रश्नका उत्तर दे दिया, अब आप दूसरे प्रश्षक्ते लिये तैयार हो जात्ये | 


[ वानवनक्य-] 'गार्गि ! पृछ' ॥ ७ 


पुनः सा होवाच; नमस्ते- 


उस्लित्यादि प्रश्नय दुर्बचत्व- 


ग्रदशनाथम्‌; यो से ममतं प्रश्न 


व्यवोचा विशेषेणापाक्ृतवानसि; 
एतस् दुर्बचत्वे कारगम्‌ू--बत्न मेत 
तावदगम्यमित्तरदुर्वाच्यम, किमुत 


तत्‌ ,यसिन्नोतं च प्रोत॑ चेति; अतो 


|| 

उसने पुन कहा; आपको 
नमस्कार है--हत्यादि कथन यह 
प्रदर्शित करनेके लिये है क्रि इस 
प्रश्षका उत्तर देना कठिन था। 
'जिन आपने मेरे इस प्रश्नकी 
व्याख्या की हैं अर्थात्‌ इसका विशेष- 


, रूपसे निराकरण किया है।इस 
' प्रश्नकी कठिनाईमे कारण यह है कि 
| प्रथम तो सूत्र ही अगम्य यानी 
किसी दूसरेके लिये दुर्वाच्य है, म्रिर 


। जिसमे वह भी ओत-प्रोत है, उसका 
| तो कहना ही क्या है, इसलिये 


5थद 


वृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


| अध्याय रे 


नली जि ब्वरस बिक बलि न बर्फ 323७ ५-७. बाप पल बरस 2७ नई 72७ कर्क 


नमो5स्तु ते तुम्बम्‌ । अपरस्मे 
द्विदीयाय प्रश्नाव धारवख इ्टी- 
कुवान्मानमित्यथः | प्रच्छ गार्गी- 
तीतर आह ॥ ५॥ 


आपको नमस्कार हैं। अब अन्य 
णनी द्वितीय प्रश्नके लिये अपनेको 
तैयार यानी पक्का कर लीजिये । 
इसपर याज्ञवन्‍्क्यने कहा, “गागिं 
पूछा ॥ ५॥ 


ज--+जिप्टसणाप्िती 5 


उपक्रमसाहित दूपरा प्रश्न 
सा होवाच यदृध्य याज्षवल्क्य दिवो यदवाकप्रथि- 
व्या यदन्तरा द्यावाएथिबी इमे यद्भुत॑ च भवन्च भविष्य- 
च्येत्याचक्षत कम्मिंस्तदोत॑ च प्रोतं चेति ॥ ६॥ 
पट बोडी, 'हे बान्वन्‍्क्य ' जो बुलोकमे ऊपर है, जो प्रथित्रीसे नीचे 


बढ 


क्र बढ 
४ नह जो 


८ प्र 


ध्ज 
्ी पक ध्य 
€ नया जनन्‍ह बत, 


व्याग्यातमन्यव ; सा होवाच 
यदभ्व यानवल्क्पेत्थादिय्रश्नः 
प्रतियचन च उक्तम्पेबाथस्थाब- 
धागगाव पुनरुच्यतेः ने फिखि- 


दपृयमंथान्तस्मुन्यने ॥ ६ ॥| 


चुराक और पृथिवीके मयमे है और स्त्रय भी जो ये चुलठोक 
वर्तमान और भगिष्य-इस प्रकार कहते 
झिसमे अन-प्रत है “ ॥६ ॥ 


श्ः 


। 


अन्य ( छठ मन्त्रके पढो ) की 
व्याग्या पहले ( तृतीय मन्त्रम ) की 
जा चुकी है। 'यदृत्व याज़वन्क्या 
इ्यादि अन्न और इसका उत्तर 
पूत्राक्त अर्थका ही निश्चय करनेके 
डिये पुन कहां गया है, यहा कोर्ट 
दसगा आपूर्च ( नूतन ) अर्थ नहीं 
कहा गया ॥ ६ ॥ 


किन, थी) फेमलल>---- पता 


मत ० होवा न्च्‌ ्् छ गि दिवो ठ्वा ध्रिव्या 
से हाव्राच यद्ध्व गागि दिवो यदवाक प्ृथ्चिव्य 
यदन्तग याबाप्रधित्री इम बदहूतं व भवज्च भविष्वच्च- 


ब्राह्मण ८ | शाह रभाप्यार्थ ७५७ 
जनक पे, कप: ब्य प: 2७ "कर :220 नह 2७ व्यद:22%, "एन टक व्याई ०2 ब्कॉर >क ०-23 नाई 2 पक 


त्याचक्षत आकाश एव तदोतं च प्रोतं चेति कप्िन्लु 
खब्बाकाश ओतश्र प्रोतश्वेति ॥ ७॥ 

उस याज्ञवल्क्यने कहा, 'हे गार्गि ! जो बुलोकसे ऊपर, प्रथिवीसे 
नीचे और जो बुलोक एवं प्रथिवीके मध्यमें है तथा खय भी जो ये दुछोक और 
पृथिवी हैं और जिन्हें भूत, वर्तमान और भविष्य--इस प्रकार कहते हैं, वे सब 
आकाशमे ही ओतग्रोत हैं |? [गार्गी-] 'किन्तु आकाश किसमें ओतप्रोत है /॥७॥ 


सर्व यथोक्तं गार्य्या प्रत्युचाय | गार्गकि पूर्वोक्त वाक्यकों पुनः 
€< । याज्ञवल्व 'आवाश 
तमेव॒पूर्वोक्तमथेमबधारितवाना- | पने “आकाश र्मे ही 
। ओत-प्रोत है! ऐसा कहकर पहले 
काश एवेति याज्ञवल्कयः । | कही हुई बातकी ही पुष्टि की है। 
गाग्याह--कसिन्नु ख़त्या- गार्गने कहा, 'किन्तु आकाश 
! किसमे ओतग्रोत है| ” तीनों कार्लेसे 
' परे होनेके कारण पहले तो आकाशका 
ही बतछाना कठिन है, उससे भी 
| छ्लिष्टतर अक्षर है, जिसमे कि आकाश 
दुर्वाच्यम, ततो5पि कष्टतरमक्षरम्‌, 
ओतगप्रोत है, अतः यह समझकर 
यसिन्नाकाशमोतं च पग्रोतं च, अ- | कि वह अबाच्य है, उसे कोई 
| अनुभव नहीं कर सकता और 
नग्नतिपचते अप्रतिपत्ति ( अनुभव न होना )- 
सा अप्रतिपत्तिनांम निग्रहस्थान॑ | यह तार्किकोके सिद्धान्तमें निग्नह- 
विस स्थान माना जाता है, औ 
ताकिकसभये; . अथावाच्यमपि जि है, और यदि 
ल्क्यने इस अवाच्य विषयका भी 
वक्ष्यति, तथापि विप्रतिपत्तिनोम | वर्णन किया तो यह ग्रिप्रतिपत्तिरूप 
ग न विपरीत अचुभवरूप ) निग्रहस्थान 
निग्रहस्थानम्‌ ; विरुद्धा प्रतिपत्ति- ( 
है हस्थानम्‌ ; विरुद्धा प्रतिपत्त होगा, क्योंकि अवाच्यको कहना यह 
हि सा, यदवाच्यस्थ वदनम्‌; | विरुद्ध प्रतिपत्ति ही है; इसलिये 


काश ओतश्र ग्रोतश्रेति । आका- 





शमेब तावत्‌ कालत्रयातीतत्वादू 


तोष्वाच्यमिति कृत्वा, 


3५८ बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय हे 
८६... -८<० ०८+२०. «८२२2७ «८२२७. «२२०० «० पी बम जप बाप) ज८९ू६. 
अतो दुर्बचन॑ प्रश्न॑ मन्यते गार्गी इस प्रश्नका उत्तर बताना 
गागी ॥ ७ ॥ , कठिन समझती है || ७ ॥ 
>+आऑकल८ केश 
यान्नवल्क्यक्ा उत्तर 
तदू दोपदयमपि परिजिहीपे- इन [ अप्रतिपत्ति और विप्रति- 
| पत्ति ] दोनों दोषोको निद्ृवत्त करनेकी 
नाह-- । इच्छासे याज्ञवल्क्य कहते है--- 

स होबाचेतद वे तदक्षरं गागि ब्राह्मणा अभिवदन्त्य- 
स्पृलमनप्वह्बल्लमदोघेमलोहितमस्नहमच्छायमतमोवाय्व- 
न काशमसड्मरसमगन्धमचज्षुप्कमश्रोत्रमवागमनो ते ज- 
स्कमप्राणममुखममात्रमनन्तरमबाद्य॑ न तदभ्नाति किश्वन 
न तदश्षाति कश्चन ॥ < ॥ 

उस यात्वन्क्यने कहा, “हे गार्गि ' उस इस तत्तको तो अहत्रेत्ता 
- मर पहने है; बद न मोठा है, न पतछा है, न छोटा है, न वडा है, 
न राठ है, न द्रव है, न छाया है, न तम (अन्बकार) है, न वायु है, 
ने शक ऐै, न मग है, न सम है, न गन है, न नेत्र है, न कान है, 
नयी हैं, न मन है, न तेज है, नप्रण है, न मुख है, न माप है, 
उसमे न अन्तर है, न बाहर है, वह कुछ भी नहीं खाता, उसे कोई भी 
नहा खाता! ॥ || 
से हावाच यानवल्क्य.---एतंद्‌ । उस याज्ञवच्क्यने कहा--तले 
जिसके विपयम पूछा था कि यह 
आक्राञ् क्षिमर्मे ओतग्रोत है ? वह 
खन्‍्बाकफाश ओतश्र प्रोवश्षति; कि यटी है | वह क्या हैं ? अक्षर, 
'जो क्षीण नद्ती होता अयदा 
2 । ६ नैरित नहीं होता, वह अक्षर 
तात बाक्षम्म्‌--तद क्षर ह गांगि है, सा हे गार्गि ! उसे ब्राह्मण 
ब्राप्रणा ब्रम्रव्रिदोईधिवदन्ति | अद्वेत्ता ोग अक्षर कहे ह£। 


ये तदू यत्‌ प्रष्यत्यथमि कमिन्रु 


तत : अक्षरम-चन्न क्षीयते न क्षर- 


ब्राह्मण ८ ] शाएरमभाप्या्थ जप, 
ब्य(0७ ब).. ब<८प०- ब्यपःा 2 बा: 20.. ब्वप्टप ब्ॉउि2- पेन बात: ज्ञप: ७ ०(ए०:२० ००६६२. 
त्राह्मणाभिवदनकथनेन--नाहम- | शआ्राह्मण कहते है? इस कथनके द्वारा- 
चा्च्य वक्ष्यामि न च न प्रति- | मे अवाच्यका वर्णन नहीं करूंगा, 
$ _, _ , . तथा यह भी नहीं कि मे उसे नहीं 
पययम्‌इत्सत दापइप वार सता-इस प्रकार सूचित करके 
हरति | दोनो दोषोंका परिहार करते है । 


एचमपाढते प्रश्ने पुनर्गाग्योंः सी ग्रकार प्रशक निराकरण हो 
जानेपर फिर गार्गका यह प्रश्न 
प्रतिवचन द्र॒ष्टव्यम्‌ू--त्रूहि कि । समझना चाहिये, “अच्छा तो बताओ 
तद॒क्षरम १ यद्‌ आ्राह्मणा अभि- | ग्रह्मवेत्त लोग जिसका वर्णन करते 
५ है, वह अक्षर क्या है ” ऐसा कहे 
वद॒न्ति; इत्युक्त आह--अस्थूल | तनेपर याजवल्क्य कहते हैं-वह 
अस्थूल-स्थूलसे भिन्न है; तो क्‍या 
तत्‌ स्थूलादन्यत्‌ : एवं तर्ंणु १ - अथ (सूक्ष्म) है ? नहीं, अनणु ( सूह्मसे 
हि भिन्न) है, अच्छा तो हख (छोटा) 
अनशु; अस्तु तहिं हसमु,। होगा “-नहीं, रे हख भी नहीं है; 
की « ' ऐसी बात हैं तो वह दीर्घ हो सकता 
अहखम्‌; एवं तहि दीघेमू,नापि हल नही, दर भी ह है, अदीर्ष 
दीर्षमदीर्घमू$ . एसमेतैश्रतुर्मिः ' है; इस प्रकार उसके स्थूलत्व (मोटा 
दीष॑मदीधम्‌ ; | ' आदि परिमाणका प्रेतिपेध दे 
परिमाणप्रतिपेमैद्रव्यधर्मः प्रति- इन चार पदोद्वारा द्व्य-धर्मका निषेष 
द हि का किया गया है। तात्पर्य यह कि 
पिड्ूः, न द्र॒व्यं तदक्षरमित्यथः । वह अक्षर द्र॒न्‍्य नहीं है । 
अस्तु तहिं लोहितों गुण-,। तोफिर वह छोहित (लाल) गुणहो 
सकता है ? नहीं, उससे भी भिन्न 
अलोहित है, लोहित अग्निका गुण 
है, अच्छा तो जलका गुण स्नेहन 
(द्रवीभाव) होगा ? नहीं, वह अस्नेह 
है, तो फिर वह छाया होगा ? नहीं, 


ततोष्प्यन्यद्लोहितम्‌ ; आग्रेयो 


गुणों लोहितः:; भवतु तर्त्नपां 





ख्रेहनम्‌, न, अख्नेहम्‌ ; अस्तु तहिं- 


६० 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्गर्ट लिप जप बी? नर्स) ७ न जतप- ब्याह कक" गई 2. व्याई 239७ न्याई ८230७. ईद :-०222७- व्याई >- 3०० 


ब्छाया. सर्वथाप्यनिर्देज्यत्वात्‌ , । 
छायाया अप्यन्यदच्छायम्‌ ; अस्तु । 
तहिं तमः, अतमः; भचतु वायु- ' 
म्तहिं, अवायु:: भवेत्तद्याकाशम्‌, 
अनाकाशम; भवतु तहीं सद्भा- 
नमक जतुबत्‌, असन्नम्‌; रसो- 
उस्तु तहिं, अग्सम्‌ ; तथा गन्धो- 
5स्त्वगन्धम्‌ : अस्तु॒ तहिं चश्षु।, 
अचश्षप्कमू--न हि चद्षुरस्प 


करणं विद्यतेउ्तोब्चश्रुप्कम्‌ : 
“पश्यव्यचक्षु/” (श्रेता० उ० 


३ | १० ) टति मन्त्रवर्णात्‌ | 
तथाश्रोत्रम ; “से शृणोत्य- 
कणः" (श्रेता० 3० ३। १९) 
टनिः भवतु तहिं वागवाक्‌ : तथा- 
मनःः तथानेजम्केम--अविद्यमान 
तेजोउस्य तदनेजम्कम्‌: नहिं' 
नेजो5ग्न्यादिप्रफाशवदम्प विद्यते; 
थप्राणमू--आशध्यात्मिको वायु 


हा जिक मी ० न जाना ष्टै 
प्रतिपिध्यते5 प्राणमितिः मस्त तहं | जाता हैं, 
दस तद मुसम्‌ : अमात्रमू-- मीयते ' 


येन तन्मात्रम अमात्र मात्रा- | 


सत्रथा ही अनिर्देश्य होनेके कारण 
छायासे भी भिन्न अच्छाय है, तो 
फिर तम होगा * नहीं, अतम है, 
अच्छा तो वह वायु होगा ? नहीं, 
वह अव्रायु है, तो फिर आकाश 
होगा * नहीं, अनाकाश है, तो फिर 
जतु ( लाक्षा ) के समान सह्नत्रान्‌ 
होगा * नहीं, वह असह्न हैं, तो 
रस होगा ? नहीं, अरस है, अच्छा 
तो गन्व होगा * नहीं, अगन्ध हैं, 
तो फ़िर चश्नु होगा ? नहीं, अचश्षुप्क 
है, उसके चक्षु इन्द्रिय नहीं है, 
इसलिये यह अचश्नुप्क है, जेसा कि 
“यह चक्षुह्दीन होनेपर भी देखना 
है” इस मन्त्रतर्णसे प्रमाणित होता है। 

इसी प्रकार “बह कर्णहीन होकर 
भी सुनता है” इस श्रुतिके अनुमार 
अक्षोत्र है, तो फिर वाक्‌ होगा ? 
नहीं, अबाक्‌ है, तथा अमन है ओर 
इसी प्रकार अतेजस्फ, जिसमें तेज 
नहीं हैं, ऐसा अनेजस्क है, क्योंकि 
अग्नि आहिके प्रकाशक समान इसमें 
तेज नहीं हैं, अप्राग-ऐमा कहकर 
आरीरन्तर्गत बायुका ग्रतिपेव किया 
अन अप्राण हैं | तो फ़िर 
बट मुख यानी द्वार है ? नहीं, वह 
अमुस है, वह अमात्र है, जिससे 
माप झिया जाय उसे मात्र कहते हैँ, 


ब्राह्मण < ] शाइस्भाष्या्थ दर 
७२७ 22... ७३ बत्0 बल +ल2०- ०9 8ह२2-+४०- ४२ न ६72 बवऊप.- 
५ हर किश्ि- थत्‌ मात्रारूप नहीं है 
रूप तन्न भवति, न तेन किश्वि- | वह अमात्र अत मात्रार मा 
श | हेच्छिद्वत उससे फकिसीका भी माप नहीं किया 
न्मीयते; अस्तु तहिच्छिद्रवत्‌, | जाता, तो फिर वह छिद्धवान्‌ होगा ! 
५... नहीं, वह अनन्तर हैं, उसमे अन्तर 
सम्भवेत. तहिं. वहिस्तस्य, वाह्य तो सम्भत्र हो ही सकता है ! 
५ नहीं, वह अब्राद्य है, अच्छा तो 
अवाह्यम्‌ ;अस्तु तहिं भक्षयित्‌ तत्‌, ८6 भक्षण करनेबात्य होगा ? नहीं, 
प्र कुछ भी नहीं खाता; तब वह स्पय 
न तदश्नाति किश्वन; भवेत्तहिं है दुछ भे । 
लि ह .. ही किसी दूसरेका भक्ष्य हो सकता 
भर्य कर्याचतू, न तदन्नात है। हीं, उसे कोई भी नहीं खाता, 
ताः पर्य डे श्र भ्रिजेषणो कप हे 
कश्वन; सर्वविशेषणरहितमित्यर्थ:; ये यह है कि ह समस्त विश्येषणों 
भेयादितीयं रि __ से रहित है, बह तो द्वितीयसे रहित 
एकसवा है ततू कंन | अकेला ही है, रर किससे किसको 
कि विशिष्यते ॥८॥ | ब्रिशेषित किया जाय १ || ८॥ 
->अॉशकेफ्टण 
अनुमानप्रमाणद्वारा अक्षका निरूपण 
अनेकविशेषणग्रतिषेधप्रयासा- | श्रुतिने अनेक विशेषणोकि प्रति- 
कर 2 « , | पेघरूप प्रयासद्वारा तत्रतक उस 
द्स्तत्व तावदशक्षरस्योपग दर 
कि दक्षुरस्योपगमित अक्षरका अस्तित्व समझा दिया है, 
श्रुत्या; तथापि लोकबुद्धिमपेक्ष्या- | तो भी चूँकि लेकबुद्धिकी अपेक्षासे 
उसके अस्तित्वमें आशड्डढा की जाती 
है, इसलिये इसके लिये अनुमान- 
मान प्रमाणमुपन्यस्यति--... | प्रमाणका उछेख करती है--- 
एतस्थ वा अक्षरस्प प्रशासने गागि सूर्योचन्द्र- 
नो 
ससौ विघृत्ती तिष्तत एतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने गार्गि 


यावाएथिव्यो विधृते तिष्ठत एतस्य वा अक्षरस्थ॒ प्रशासने 


शडक्यते यतः, अतो5स्तित्वायानु- 
] 


ज्ध्र बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
९२०७... बी: बन: बट 0 बा बाप. बाप >र20. ८८ बा<20-+ आर. 


( -( (5 रु दा क 
गागि निमेपा महतो अहोरात्राण्यथेमासा मासा ऋतवः 
संवत्सरा इति विधृतास्तिपन्त्येतस्थ वा अक्षरस्य प्रशासने 

(९ स्यन्दन्ते कक 0०. नि # 
गागि प्राच्योप्न्या नद्यः स्वच्दन्ते श्रेतेभ्यः परवेतेभ्यः प्रती- 
आ्योपन्या यां यां च दिशमन्वेतस्यथ वा अक्षरस्प प्रशासने 

९] | कप 
गागि ददतो मनुप्याः प्रशबसन्ति यजमान देवा दर्वी 
पितरो'न्वायत्ताः ॥ ६ ॥ 

हे गार्गि ! इस अक्षरक्ते ही प्रशासनमे सूर्य और चन्द्रमा त्रिगिषरूपसे 
बारण क्रिये हुए स्थित रहते है | हे गार्गि ' इस अक्षरक्ते ही प्रशासन 
यछोक और प्रथित्री विशेपरूपमे घारण किये हुए स्थित रहते है। हे गार्गि | इस 
अदास्के ही प्रशामनमे निमेय, मुह्त्त, दिन-रात, अर्रमास (पक्ष ), मास, ऋतु 
आर समर गिशेषरुपसे वारण किये हुए स्थित रहते है | हे गार्गि | इस 
अक्षर ही प्रशामनत पूर्ववाहिनी ण्व अन्य नदियों श्वेत पर्वतेसि बहती हैं 
ते अन्य पश्चिमब्राह्टिनी नदिया जिस-जिस ठिशञाकों बहने छगनी हैं, उसीका 
अनुमग्ण कग्ती रदती हैं | हे गार्गि ! इस अक्षरकते ही प्रशासनमें मनुष्य 
दाताओी प्रशमा करते हैँ तथा देगगण यजमानका और पितृगण दर्बाहोमका 
अनुपर्तन करते € || ० ॥ 

एतस्यथ वा अक्षरस्थ; यदेत- ,.. एतम्य वा अक्षरम्या इत्यादि, 
दधिगतमद्षरं सर्वान्तरं साक्षादप- ' “है जो सर्बोन्‍्तर साक्षात्‌ अपरोक्ष 
| ब्द्मर॒प अक्षर जाना गया है, जो 
रा ' क्षुवादि धर्मोमे रहित आत्मा है, हे 
+ . एतस्थ वा अध् हे हा 
मातात., एतस्थ वा अक्षरस्त्र | आग ! इस अक्षरक्रे प्रशासनर्में-- 
प्रशासन-न्यथा सनज्नः प्रशासन जैसे कि गजाके प्रशासन राग्य 
गज्यमस्फूटितं नियत बनते, एवं- असण्ड और निग्रमितरूपसे रहता 
मेतम्पाक्षस्स्थ प्रशासने हे गार्गि दे, टसी श्रकार टस अक्षरक्रे प्रशासन 


गंक्षाद्रत्न, य आत्मा अशनायादि- 


ब्राह्मण ८ ] शाइरसाष्याथे ७३ 
ब्क>क्‍७ ब्यरिपफ बकॉरसि:टक- नई 2७ "न सअ नाई <3-222७ न्योडे:>८-3७-ययई 2८2: "्याइ ३: जहाज ब्याह... जनक 


स्याचन्द्रमसो, सर्यश्ष चन्द्रमाश्व | सूर्याचन्द्रमसो-सूर्य और चन्द्र, जो दिन 

ते अहोरात्रयोलॉक ओर रातके समय छोकके दीपक ही है 
सर्याचन्द्रमसो प्र- | और जिन्हें उनके द्वारा सिद्ध होने- 
वाले लोकके प्रयोजनको जाननेवाले 
प्रशासनकर्ताने उस उद्देश्यकी पूर्तिके 
निर्बत्येपानलोकप्रयोजनविज्ञान- + लिये रचा है, साधारणतया समस्त 


निर्मित सिर आणियोका प्रकाशरूप उपकार करने- 
बता निरमितों च, स्यातां साधारण- ' बाले होनेसे लौकिक दीपकोंके समान 


दीपो, तादर्थ्येन प्रशासित्रा ताम्यां 


सर्वप्राणिग्रकाशोपकारकत्वाक्ली- | परण किये हुए खत हैं | अतः 
.___ | ये दोनो ( सूर्य और चन्द्र ) खतन्त् 
किकग्रदीपवत्‌ । तस्मादस्ति तद्‌, ईश्वर होनेपर भी जिसके द्वारा 
प् निर्मित और विघ्रत होकर नियत 

य्रेन विधृताबीश्वरो खतन्‍त्रों ' र विश्त होकर 
७३८८0 तौ 2 नियवदेश | देश, काल और [ प्राणियोके अदृष्ट- 
सन्‍्तो निरमितों तिष्ठतो - रूप ] निमित्तते उदय-अस्त एवं 


कालनिपित्तोदयासमयदृद्धिक्षया- ' इंद्धि-क्षयको प्राप्त होते हुए विद्यमान 


भ्यां चर्तेते: तदस्त्येगमेतयोंः प्र- ये है उंह जक्षर है तयाइस 
श हर प्रकार वह अक्षर दीपकक्ने कर्ता और 
शासित्रक्षस्म्‌, प्रदीपषकरृविधार- '्िधरयिताके समान इन दोनोका 


यितवत्‌ । प्रशासनकर्ता है । 
एतस्य वा अक्षुर्य॒ प्रशासने हे गार्गि | इस अक्षरके ही 
गार्मि थिव्यौ थिवी प्रशासनर्मे. 'बावाप्वविष्यौ>--बुलोक 
गा्णि चावापथिच्यो चौथ । और प्रृथित्री सावयतर होनेके कारण 
च सघयवत्वात्‌ स्फुटनखमावे । फूटनेके खमाववाऊे, भारी होनेके 
ग ' कारण गिरनेके खभात्रवाले, संयुक्त 
अपि सत्यो शुरुत्वात्‌ पतन- होनेके कारण विदयुक्त होनेके खभाव- 
५ निशा ' वाछे और चेतनात्रान्‌ अमिमानी 
खमावे संयुक्तत्वाद्‌ वियोः 2825 0 दो निक 
2203 200 है देवतासे अधिष्ठित होनेके कारण 
चेतनावद्मिमानिदेवताधिष्ठितत्वात खतन्त्र होनेपर भी इस अक्षरक्े 


७5६४ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ग्वतन्त्रे अपि एतस्थाक्षरस प्रशासने 
वर्तते विश्वते तिष्ठतः; एसद्धयक्षरं 
सर्वव्यवख्थासेतुः सर्वमर्यादाव्रि- 
धरणम्‌, अतो नास्थाक्षरस श्र- 
शासन द्यावाप्रथिव्यावतिक्रामतः; 
तस्मात्‌ मिद्धमस्यास्तित्वमक्षरस; 
अब्यभिचारि हि तहिब्नम्‌, यद्‌ 
द्रावापृथिव्यो नियते वर्तेंते; 
चतनावन्तं प्रणामिताग्मसंसारिण- 


मन्तरेण नतद युक्तम्‌ | “येन , 


थ्रोरुग्रा प्रथिवी च बढ़ा” इति 
मन्त्रव्णात्‌ । 

एतस्थ वा अक्षर्ख प्रशासने 
गार्गि, निमेपा महतो उन्येते काला- 
बयवाः स्वस्थ अतीतानागतव- 
तमानस्थ जनिमत' कलबितारः-- 
यथा लोके प्रभुणा नियतो गणकः 
सवमायं व्ययं चाप्रमत्तो गणयति, 
तथा प्रभुसख्थानीय एपां कालाव- 
ययानां नियन्‍्ता | 

नथा प्रास्यः प्रागश्षनाः पृ्र- 


प्रशासनमे विध्वत होकर स्थित हैं। 
यह अक्षर ही समस्त व्यवस्थाओंका 
सेतु-समस्त मर्यादाओका विवारक्र 
है, अत चुलोक और पृथित्री इसके 
प्रशासनका अतिक्रमण नहीं कर 
सकते, इससे इस अक्षरका अस्तित्व 
सिद्ध होता हैं, घुलोक और प्थित्री 
इसके द्वारा नियमित होकर व्रियमान 
है-यह इसकी सत्ताका अव्यभिचारी 
लिट्ट है, क्योंकि किसी चेतनावरान 
अससारी शासकके बिना ऐसा 
होना सम्भत्र नहीं है, जेंसा कि 
“जिसके द्वारा बुलोक उम्र और 
पृथित्री उठ की गयी हैं” इत्यादि 
मन्त्रवर्णमे सिद्ध होता है। 

हे गार्थि ! इस अक्षरके प्रशासनमे 
ही निमप्र, मुह्र्त इत्यादि काल्के 
अवयब उत्पन्न होनेवाले समस्त 


' अतीत और अनागन पढार्थोक्री 


करना ( गणना ) करनेवाले हैं, 
जिस प्रकार लोऋमे ख्ामीक्रे द्वारा 
नियुक्त किया हआ गणऊ ( मुनीम ) 
प्रमादयन्य रहकर समस्त आय और 
ब्ययकी गणना करता है, उसी ग्रकार 
इन काठबययोका नियन्‍्ता भी 
इनका प्रभुरप € | 


हा, 


इसी तरह हिमालय आदि इन 


ब्राह्मण ८ ] शाइरसाष्याथ ड्द्५ 


ब्लॉपि)७ व्यसन) कि पक नई... कापविटस्‍0- नाई :2.७- नई 7230- आई 22७. 'का:>:2:%, "यई-7.2७- च्कट०- 


दिग्गमना नद्यः स्थन्दन्ते खबन्ति | पर्वतोंसे निकलनेवाली प्राच्य-पूर्वकी 
गे हिमवंदा दिस्येपर्वतेम्यो ओर बहनेवाली अर्थात्‌ पूर्व दिशाकी 
ज्वेतेभ्यो पयः पर्वेतेम्यों हे 


ओर गमन करनेवाली गद्ढा आदि 
गिरिम्पो गड़ाया नवस्ताश्र॒ यथा | नदियों, अन्य दिशामें प्रदत्त होनेका 


सामर्थ्य होनेपप भी, जिस ओर 


प्रवतिता एवं नियताः प्रवर्तेन्ते- नियत वर वी गयी है. उसी: 
ध्न्यथापि प्रवतितुमुत्सहन्त्यः; ' प्रदत्त रूती हैं, यह भी उस 
' ग्रशासनकर्ताकी सत्ताका लिद्ग है। 


तदेतलिड्ढ प्रशास्तुः । प्रतीच्यों- | _.. अन्य सिन्धचु आदि नदियाँ 


दिशमश्वन्ति | प्रतीच्य-ग्रतीची ( पश्चिम ) दिशाको 
हम | बहती हैं | अन्य नदियाँ भी जिस- 
सिल्स्ाद्या न अन्याश् थों। य दिामें अनुप्रदत्त कर दी गयी 


यां दिशमनुग्रवृत्तास्तां तां न | हैं, उस-उसको नहीं छोड़तीं, यह 


ध्न्याः पग्रतीची 


व्यभिचरन्ति; तच्च लिड्रस । 


किश्व ददतो हिरण्यादीन्‌ प्रय- 
च्छत आत्मपीडां 
प्रमाणशा अपि मनुष्याः प्रशृ- 
सन्ति; तत्र यत्च दीयते, ये च 
दद॒ति, ये च प्रतिगृहन्ति, तेषा- 
मिहेव समागमो विलयश्रान्यक्षो 
च्श्यते; अद्एस्तु परः समागमः: 
तथापि भनुष्या ददतां दानफलेन 
संयोग॑ पश्यल्तः प्रमाणज्ञतया 


भी उस अक्षर ग्रशास्ताके अस्तिव्रका 


ल्छ्विहै। 


इसके सित्रा अपनेको कष्ट देकर 


कुवेतो5पि | भी दान करनेवाले-सुवर्णादि देनेवाले 


पुरुषकफी भी प्रमाणज्ञजन ग्रशसा 
करते है, सो, जो कुछ दिया जाता 
है, जो देते है और जो ग्रहण 
करते है, उनका यहीं मिलना और 
विछुडना प्रत्यक्ष देखा जाता है, 
पारलीोकिक समागम तो अदृष्ट है, 
तो भी दानीका दानके फल्से संयोग 
देखनेवाले पुरुष प्रमाणके ज्ञाता होनेके 
कारण उनकी प्रशंसा करते हैं 


अशसच्ति; तच्च, कमेफलेन संयो- | किन्तु यह बात कर्मरूसे संयोग 


33 बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 


बम व०, न्यास आल बन कप नि: बाई 28 बा 2:0७, -कर-:220७- न 223७- चई2८-20 नई 2८2: 


जबितरि कर्तुः कर्मफलविभागजे । 
प्रयाम्तयमति न स्ात्‌; दान- ' 
क्रियायाः पत्यक्षविनाशित्वातू: , 
तस्मादम्ति दानकतृणां फलेन ' 
संयोजयिता । 


5 # 5 


0 
अपयचामात 


+|/ 


चतू १ 
न, तत्सड्वावे प्रमाणानुपपत्तेः । 


[३ 


प्रणास्तुग्पात 


ध््ज 


4|/ 


न, आगमतात्पयस्थ सिद्ध- 


स्थान: अबोचाम टद्यागमस्य 
वस्तुपरत्थमू । क्िश्लान्यत, 
अपयेफम्पनायां चाथापत्ते 


क्षयोपन्यथेवोपपत्तेः | सेवाफलस्स 
सेब्यात ग्राप्तिद्शनात । सेवा- 
यान्न क्रियास्वात्‌ , तत्सामान्यात 
यागदानहोमादीनां. सेब्याद 


हा 


टांग: 


फूख्प्राप्निरुपपद्यते । 


चत्‌ | 


करानेवाले कर्ता और कर्मरूठ्के 
ज्ञाता प्रशास्ताकी सत्ता न होनेपर 
होनी सम्भत्र नहीं थी, क्योंकि दान- 
क्रिया तो प्रत्यक्ष विनाणिनी है। 
अत दानकतांओंका फलसे सयोग 
करानेत्रात्गय कोई है ही | 

एर5०-यदि कहे कि अपूर्य ही 
फलदाता है तो 

मिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि उसकी 
सत्तामें कोई प्रमाण नहीं है । 

पूर्व ०-सो तो प्रशास्ताकी 
सत्तामे भी नहीं है ! 

पिद्धान्ती-नहीं, उसमे तो शास्र- 
का तातय सिद्ध हो चुका है, हम 
गात्रका आत्मवस्तुपरत्य प्रतिपादन 
कर चुके हैं, इसके सिवा एक बात 
और भी हँ--अपूर्वकी कल्पना करनेमे 
जिस अर्थापत्तिका आश्रय लिया जाता 
है, उसका क्षय तो अन्यथा उपपत्ति 
( दूसरे प्रफारे भी फठ्की सिद्धि ) 
हानेसे ही हो जाता हैं, क्योंकि 
सेताके फरकी ग्रामि सेब्यमे होती 
देंगी जाती है सेवा क्रिया हैं, 
उर्मके समान होनेक्े कारण 

दान ओर हामादिके फरकी 

प्रामि भी 


अत 
याग, 


स्यूगाद सत्यास हा हादा 


ब्राह्मण ८ ] शाइरमाष्याथे जद 
अल व्यॉ२:2:%, “गा 3:23, व्याई+:22- नक >०2 ७ व्यादे ०८22७ नह ८:22 न्याई २८ न्याई 2:22 व्योे2८23#- च्याई 9७. व्याई 220७. 


दृष्टक्रियाध्मंसामथ्येमपरित्यज्येव | उचित है | क्रियाधर्मके दृ्सामर्थ्य- 


को बत्रिना त्यागे ही यदि फलप्राप्तिकी 

फरुप्राप्तिकरपनोपपत्तो दृक्रिया- | «पता उपपत्न रे हि कै दो उस 

धर्मसामथ्यपरित्यागो न न्‍्याय्यः | | स्थेकियाधर्मसामर्थ्यका त्याग करना 
युक्तियुक्त नहीं है 

कल्पनाधिक्यात्च;. ईश्वरः | इसके सित्रा अपूर्वकी कल्पना 

हे करनेमें कल्पनाविक्यका दोष भी 

करप्यो5पूर्व वा $ तत्र क्रियायाश्र | क्षेतरा है, विचार करो कि ईश्वरकी 


कल्पना करनी चाहिये या अपूर्वकी * 
किन्तु क्रियाका खभाव तो सेब्यसे 
फल-प्राति होना देखा गया है, 
अपूर्वले नहीं और अपूर्व दृष्ट भी नहीं 


अपूर्वकी 
तत्रापूर्वमदृष्टं क्पयितव्य॑ तस्य | 3 । “ते. उस पक्षमें अद्ष्ट अपूर्वकी 
कल्पना करनी पडती है और उसमे 

च फलदाहत्वे सामथ्येम्‌ , सामथ्यें | फल-प्रदान करनेके सामर्थ्यकी भी, 

# जहों अन्यथा अनुपपत्ति होती हो अर्थात्‌ किसी एक वस्तु या शिद्धान्तको 
माने बिना काम न चलता हो, सद्भधति न छगती हो, वहाँ ही “अर्थापत्ति? स्वीकार 
की जाती है; जेसे यज्ञादि क्रिया तो इस लछोकमें ही समास हो जाती है, कालान्तरमे 
मिलनेवाले ख्॒र्गादि फलका सम्बन्ध उस क्रियाके साथ क्योकर माना जा 
सकता है? क्रिया तो नष्ट हो चुकी है, वह है ही कहाँ जो फल दे सके ! 
इस प्रकार फलसिद्धिमें अनुपपत्ति देखकर मीमासक लोग क्रियासे आपूर्वकी 
उत्त्ति मानते हैं, वह अपूर्य ही काल्ान्तरमें स्वर्गादि फलका जनक होता है । 

भाष्यकार अर्थापत्तिका खण्डन करते हुए. कहते हैं--अन्यथा अनुपपत्ति हो 
तो “अपूर्व? स्वीकार करनेमें हर्ज नहीं, मगर यहाँ तो अन्यथा भी उपपत्ति हो जाती 
है, अपूर्च स्वीकार किये बिना भी क्रियाके फलकी सिद्धिमे कोई बाघा नहीं आती । 
जैसे सेवा एक क्रिया है; उसका मूल्य छोकमें स्वामी चुकाता है, उसी प्रकार दान 
और यज्ञ भी क्रिया हैं, इनका फल भी लौकिक स्वामीकी मोंति सेव्य परमेश्वर ही 
विचारकर दे सकते हैं | इस प्रकार अर्थापत्तिका यहों क्षय हो जाता है, क्योंकि यहाँ 
अन्यथा भी फलकी उपपत्ति ( सिद्धि ) होती है । ईश्वर्को न मानकर अपूर्वकी 
कल्पनामे जो दोष आते हैं, उनको भाष्यकारने आगे भाष्यमे बताया है। 


खमावः सेव्यात्‌ फलप्राप्िहेश न 


त्वपूवात्‌; न चापूर्व दृष्टम; 


4 
पट 


बृहदारण्यको पनियद्‌ [ अध्याय हे 
जग... बट 2: कर: पक ब्कई:>- आर बकए 2 जा “बज व्व् >-  व्यो्टर 22७ “या 2-228७- “वाई बाइ:23७. (पक, 


व सति दाने चास्यधिक्रमिति | | इस प्रकार सामथ्य खीकार करनेपर 


| 


|] 


इह तु डेश्वग्सख सेब्यस्थ सद्भावमात्र | 
करुयम, न तु फलदानमामशथ्य 
दात॒त्य॑चः सेव्यात्‌ फलप्राप्ति- 
दर्शनात | अजुमानं च दर्शितिमू-- 
आ्यावाप्रथित्यां बिश्वेते तिष्ठतः” 
टत्यादि । 
तथा चे यजमान॑ देवा इश्वगः 
सन्‍्तो जीवनार्थनुगताः चरु- 
पुगडाग्ाग्रुपजीवनप्रयाजनन, अ 
न्यथापि जीजितुमुत्महन्तः कऋषपणां 
दीनां बूनिमाथत्य ख्थिताः, तत्च 
प्रशास्तु- प्रशासनान स्थान । तथा , 
पित्तरगे5पि तदथ ढ्वीं दर्बीहोम- 
मनन्‍्वायत्ता अनुगता 
समान सवमन्यन्‌ ॥ ९ | 


लक 


दानकी अधिक कन्पना की जाती है। 
किन्तु इस पक्षमे केवल सेन्य ईसरकी 
सत्तामात्रहीवी कल्पना की जाती है, 
उसके फरूदानके सामथ्य और 
दातृत्वकी नहीं, क्योंकि सेव्यसे फूल - 
प्राप्ति होती देखी ही गयी है । इस 
विषयमें ध्युलोक और प्रथित्री घारण 
किये हुए घिंत हैं?-इउत्यादिख्पसे 
अनुमान भी दिखाया गया है। 

इसी प्रकार देवगण समर्थ होनेपर 
भी जो जीवनके लिये-चरुपुरो- 
डागाठिके आश्रय जीवनयापनके 
प्रयोजनसे यजमानक्रे अनुगत रहते 
है, अर्थात्‌ अन्य प्रकारसे जीवित 
रनेम समर्थ होनेपर भी वे जो इस 
कृपण-दीन बृत्तिको आश्रित करके 
स्थित रहते है, यह भी उस प्रगा- 
स्ताके प्रशासनसे ही होना सम्मतर 
हैं | इसी प्रकार पितवृगण भी जीविका- 
डिये दर्बक्ते अर्थात्‌ पिनरोंक्रि 


ट्य्यूथः | | से किये जानेवाले दर्बाहोमक्रे 
र्‌ 


अचायत्त - अनुगन हैं | अप सब्र इसी- 
समान समझना चाहिये ॥ ९ ॥ 


आत--+०+---- --- 


हर साय उपर 


सथासि नदक्षर बन्मानदलाने ' 


अव्ानऊ परिणाम 


टस सन्षग्की सत्ता उसबियि भी 


| >पपाह्ि इसके अंतानमें हो नियेमने 


ब्राह्मण ८ ] शाइरभाष्याथ जद, 
22... पर: ब220. ब्र्टि: 2, बाप ब्हर्पि2०- आा५:-20 कई बह: ७ ये: 22७, नई (०23 व्यर्दर 2-2. 
न ४ ० 8 ८" भवितरव्य॑ | उपप 
नियता संसारोपपत्तिः | भवितव्यं , ससारकी उपपत्ति हो सकती है। जिस- 
के विज्ञनसे उस(संसार)का विच्छेद हो 
तु तेन, यदिज्ञानात्‌ तहरिच्छेद, | सकता है, वह वस्तु होनी ही चाहिये, 
क््योकि यही न्यायोचित है| यदि 
न्यायोपपत्तेः | नन्ु क्रियात एवं | कहो कि उसका विच्छेद कर्मसे ही 
हो जायगा तो ऐसा कहना उचित 
तद्ठिच्छित्तिः यादिति चेत्‌ !ब-- * नहीं [ क्योंकि-] 


यो वा एतदक्षरं गाग्येबिदित्वास्मिछ्ोके जुहोति 
यजते तपस्तप्यते बहूनि वरषसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद्‌ सवति 
यो वा एतदक्षरं गाग्यंबिदित्वास्माह्लोकात्‌ प्रेति स कृपणोष्थ 
य एतदक्षरं गागि बिदित्वास्माह्ोकात्‌ प्रैति स ब्राह्मण:॥१०॥ 


हे गार्गि | जो कोई इस लोकमे इस अक्षको न जानकर हवन 
करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त तप करता है, उसका वह 
सब कर्म अन्तव्ान्‌ ही होता है | जो कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस 
लोकसे मरकर जाता है, वह कृपण (दीन) है और हे गार्गि ! जो इस अक्षरको 
जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है || १० ॥ 


यो वा एतदश्र॑ हे गार्गि 
अविदित्वाविज्ञाय अस्मिंछोके 
जुहोति यजते तपस्तप्यते यद्यपि 
बहूनि वर्पसहस्नाणि, अन्तवद्‌ 
एवास्य तत्‌ फर्ल भवति, तत्फलो- 
पभोगान्ते छ्लीयन्त एवास्य 
कमोणि | अपि च यहिज्ञानात 


हद; (5 [] | 
फारपण्यात्ययः संसारविच्छेदः, 
बृ० उ० ९७---९८ 


हे गार्गि | इस छोकमें जो कोई 
इस अक्षरकों न जानकर अर्थात्‌ बिना 
जाने हवन, यज्ञ और अनेकों सहस् 
वर्षपयन्‍त तप भी करता है तो 
उसका वह फल अनन्‍्तत्रान्‌ ही होता 
है, उस फल-भोगके पश्चात्‌ इसके कमे 
क्षीण हो ही जाते हैं | इसके सित्रा, 
जिसके विज्ञानसे कृपणताका अति- 
क्रमण एवं और ससारका विच्छेद होता 


5७० वहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
न्यर्ट > ८ ब्यर्ट-- ेऋ ब्यर्ट 2, ब्याटन 2८% बकरे 3-2 बा ०-७ नया -7.30 व्याद 3 नया जाई: ब्यके >..७ च्याई 2:3७. 
यहिज्ञानामावाच् कर्मझत्‌ क्रपणः है तथा जिसका विज्ञान न होनेसे कर्म- 
कर्ता कृपण,किये हुए कमके फलका ही 
उपभोग करनेवाल्ा और जन्ममरण- 
प्रबन्धास्ट' संसरति, तदस्त्यक्षर क्री परम्परापर आर्ट होकर ससार- 


क्रनफलस्थवापमोक्ता जननमरण- 


प्रशामितः वदेतदच्यते--यों वा “उनको प्राप्त दोता है, वह अक्षर ही 
प्रशास्ता है । हमीसे यह कहा जाता है-- 
हे गार्गि ! जो भी इस अक्षरको ब्रिना 
छोकान प्रति स कृपणः, पणक्रीत जाने इस छोकसे मरकर जाता है, वह 
पैसोंसे खरीदे हुए गुलाम आदिकी तरह 
| क्ृपण(दीन)है । और हे गार्गि | जो कोई 
इम अक्षरकों जानकर इस छोकसे मरकर 
सब्राग्मण' ॥१०॥ जाता है, वह ब्राह्मण है ॥ १० ॥ 


-5<ै४&६००- 


एतदक्षरं॑ गाग्यविदित्वा अस्मा- 


इच ढासादि: | अथ ये एतदक्षरं 
गारगि ब्रिवित्वा अस्माछकात प्रति 


अन्नर्का खर्ूप, टलक्षण और अद्विनीयल 
एप न है 
अग्नेदहनप्रकाशकन्ववत्‌ स्वा-.[ प्रधानवादीका कथन है कि ] 
अम्निक्रे दहन और प्रकाणकलक्ते 
भाविकमम्थ प्रशाम्तत्थमचतन- समान यह अचेतन ही खाभाव्रिक 
आमन करनेवाठा है, इसीसे 
स्थवेत्थत आह-- याज्षतरल्क्यजी कहते हैं--- 
० 6 « थ्रोत्नमतं 
तद वा एतदक्षर गाग्यद्र2ट द्रट्श्षुत< ्र सन्त्र- 
[] 90% 
विज्ञान विज्ञात्‌ नान्यदतो(स्ति द्रष्ट नान्यदतो(स्ति श्रोत 
बिक ररि मन्तृ न्यदतों ४" विज्ञात्रेतस्मि 
नान्यदतोउस्ति मनन्‍त नान्यदतोंस्ति विज्ञात्रतस्मिन्न 
ग्व्त्व हे गार (हे काश _ -. श्र रु श्र 
वत्वक्षरे गाग्याकाश ओतश् प्रोतश्नेति ॥ ११ ॥ 
गार्गि या >क्षर सख्प इष्टिफा पिपय नहीं, किन्तु ठण्ट है, श्रवणका विपय 
ता ८, मननजा वरियप नहीं, किन्तु मन्‍ता है, खय अविज्ञान रहकर 
दाता € |उसमे मिन्न कोई 5ण्टा नहीं है. इसमे भिन्न कोर आता नहीं 


घ्राह्मण ८ ] शाप र्साप्याथ हि 
न. ब्वट> 3. ब्याज ०८२७ बम ब्वाट 0० ०८३2 ज्यर्ट 30.०० ज्कर्ट 2०० न्यर्ट- फक न्क्ट ने. 2७७ न्यर्द मे: 
 स्ममे भिन्न को? मन्ता नहीं ऐ. उससे भिन्न को? वित्ञाता नहीं है । हे गार्मि ! 
निधप इस अक्षर्म ही आकाश ओतन-प्रोत है ॥ ११ ॥ 
तदू वा एतदक्षरं गागि अदृ्ट.. हे गार्गि ! वह यह अक्षर अर 
है | टष्टिका जिपय ने होनये कारण वह 
न कनाचद इृष्म, आंवययत्थात , (के दाग रेखा नहीं गया है, फिर 
गखयंतु गए दृश्खिस्पत्वात्‌। तथा- लग इंशियरूप ऐनेके कारण द्रशश 
४ ४ | :मी प्रकार यह श्रोतका अग्रिय्य 
हमेके कारण सुना नह गया ४, किन्‍्तु 
श्रुतिस्सस्पत्वान | तथामत॑ मन- ख़बर श्वतिस्बस्प ऐनेसे ओता ऐ। तथा 
दि कि .. मनदा अगिपय होनेके कारण यह 
साझउपययत्वात्‌ , खब मन्द मोत- आशत्का त्रिपय नहीं होता, फिल्त खब 
खस्पत्वात्‌ । तथाविज्ञा्त चुद्धर- , मतिखरस हाममे मन्ता एं | इसी तरह 
विपयत्वात्‌ , खर्य विज्ञात विज्ञान बुद्धिका अविपय हानेक कारण तिज्ञत 
नहीं हैं, फिल्तु स्तत्र यिज्ञानखर्ूप 
म्रूपत्वातू | हनेसे वियाता है । 
किस नान्यदतो5्स्मादक्षर- ' यही नहीं, उस अक्षरसे भिन्न 
ढदस्ति--नास्ति किश्विद ट्रष्ट दर्मन- कोर्ट टरश-दर्शन-क्रियाका कर्ता भी 
क्रियाकर्द : एलदेवाता दर्शनक्रि- तह यह अक्षर ही सर्वत्र दर्शन- 
याकते सर्वत्र । तथा नान्‍्यदतोडम्ति कं है। इसी प्रकार इससे 
आल मेल अति अत भिन्न कोह श्रोता भी नहीं है, यह 
अक्षर ही सर्वत्र श्रोता है। इससे 
नान्यदताउम्त मन्त; तदवाक्षर | भिन्न कोई मन्‍्ता भी नहीं है, सम्पूर्ण 
मन्त स्वेत्र सर्वमनोद्धारेण । | मनोक्े द्वारा सर्वत्र वह अक्षर ही 
नान्यद्तो5म्ति विज्ञात विज्ञान- | “न करनेवाल है। और न इससे भिन्न 
क्रियाकर्त, बदवलिर सविता: कोई विज्ञता-विज्ञान-क्रियाका क॒तो 
8 क्रियाकर्त न है, समस्त बुद्धियोके द्वारा वह अक्षर 
रण जिज्ञानाक्रयाकते, नाचेतनं | ही विज्ञान क्रियाका कर्ता है-अचेतन- 
प्रधानमन्यद्‌ वा | प्रधान अथवा कोई अन्य नहीं । 


श्रुततं श्रोत्राविपयत्वात्‌ खय॑ श्रोत 


जन 
ज्य न  न्कर्ट >- 22० 
काश ओतबश्च ग्रोतश्वेति | यदेव 
साक्षाठपरेक्षाद्रह्ष, 
सर्वान्तगे5णनायादिसंसारधर्मा- 
तीतः, यम्मिन्नाकाण ओतश् प्रोत- 
श्र, एपा परा काष्टा, एपा परा 
गतिः, एतत परं ब्रह्म, एतत्‌ एथि- 
व्याटेगकाग्रानतस्स 


बृहदारण्यकोपनियद्‌ 
गम नव. अर ०-2७. नई: जय: <>22७, आए >23७. नई >:29 बा 22 का. 


एवसिलु खल्वक्षरे गाग्यो-' 


[ अध्याय ३ 


हे गार्गि ! निश्चय इस अक्षरमें 


ही आकाश ओत-ग्रोत है । जो ही 
य आत्मा 


साक्षात्‌ अपरोक्ष ब्रह्म है, जो क्षुधादि 
ससारत्रमेसि अतीत सर्वान्तर आत्मा 
है ओर जिसमे आकाश ओत-प्रोत 
है, वह ( यह अक्षर ) ही परा काष्टा 
है, यह परा गति है, यह परत्रह्म है 


सत्यस्थ और यही प्रथिवीसे लेकर आकाश- 
सत्यम ॥| 2? ॥ पर्यन्त समस्त सत्यका सत्य है ॥१ १॥ 

“+-बपल/परफ्टशा 

गार्गीका निर्णय 


सा होवाच व्राह्मणा भगवन्तस्तदेव बहु मन्येध्व॑ 
यदस्मान्नमस्कारेण मुच्येध्व॑ न वे जातु युष्माकमिमं 
कश्विद ब्रह्मो्॑ जेतेति ततो ह वाचकनव्युपरराम ॥ १२॥ 


उस गागनि कहा, 'पूय्य ब्राह्मणणण ! आप छोग इसीको बहुत माने 
क्रिस 


ने याः्पन्‍्क्यजीसे आपको नमस्कारद्वारा ही छुटकारा मिल जाय | आपमेसे 
बं? भी कभी ट'्ट ब्रद्मत्रियक वबादम जीतनेवाठा नहीं है ।! तदनन्तर 


पक्की पुत्री गार्गा चुप हो गयी ॥ १२ ॥ 


सा होवाच--हे ब्राह्मणा भग- 
बनते शणुत मंदीब बचः; तदेव 
बट मन्येभ्यम: कि तने? यदस्माद 
यासवल्क्यान्मस्कारेण. मुच्चे- 
ध्यम--अम्म नमम्कार कन्वा तदे- 
ये बह मन्यत्वमिन्यर्थ : जयम्न्‍्व- 


वह बोली, 'हे भगयान्‌ ( पूजनीय ) 
ब्राह्मणों ' मेरी बात सुनो, तुमछाग उसी- 
को बहत समझो, सा किसको? यही कि 
तुमइन यात्रवस्क्यजीसे नमस्कारके द्वारा 
ही मुक्त है जाओ अर्थात्‌ यदि उन्हे 
नमस्कार करके ही छुटकारा पा जाओ तो 
इमीका वहूत माना, इनका जीतनेकी तो 


न्राक्मण ८ ] शाइरभाष्यार्थ ७७३ 
च्कई2. व. नहर, कक. नह 3: बह लि-स्‍%- "यह: जाई 2८22४ नया 2स्‍%- ब्याई 22४, व्याद २:2७ व्यह:29. 


सथ मनसापि न आशंसनीयः, , मनसे भी आशा नहीं करनी चाहिये, 


३३ | कार्यद्वारा जीतनेकी तो बात ही क्‍या 
किम्रुत कार्यतः; कसात्‌ १ न वे है ? क्यो क्योंकि आपतेंसे कोई 
मुष्माक मध्ये जातु कदाचिदपीम॑ | भी कभी इन याज्ञवल्क्यजीको बह्म- 
सम्बन्धी वादमें जीतनेवाला नहीं है 
में पहले ही प्रतिज्ञा कर चुकी 
प्रश्नों चेन्महां वक्ष्यति, न जेता हैँ कि यदि ये मेरे दो प्रश्नोका 


भवितेति पूर्वमेव मया प्रतिज्ञातम्‌॥ |. के देंगे तो आपमेंसे कोई 
है भी विजयी नहीं होगा | आज भी 
अद्यापि ममायमेव निश्चयः--त्र- | मेरा यही निश्चय है कि ब्रह्म- 


जी जे लक | सम्बन्ध कोः ई 
झोयं प्रत्येतत्तुल्यो न कश्निद्‌ विद्यत | तदमे इनके समान कोई 

| नहीं है |? तदनन्तर वचक्ुकी पुत्री 
इते | ततो ह वाचक्रव्युपरराम | | गार्गी चुप हो गयी | 


मी 


याज्ञवल्क्यं ब्रह्मोद्य॑ प्रति जेता | 


अन्र अन्तयामित्राह्मणे एतेदू । यहाँ अन्तर्यामिब्राह्मणमे यह कहा 
प्रकरणार्- उत्तमू--य॑ प्रथिव्री गया था कि जिसे प्रथिवी नहीं जानती 
परामशे॑ न चेद, य॑ सर्वाणि तथा जिसे सम्पूणे भूत नहीं जानते 
भूतानि न विदुरिति च। यम॒न्त- , इत्यादि | इस प्रकार जिस अन्तर्यामी- 
यामिणं न विदुर्ये च न विदुर्यत्व को नहीं जानते, जो नहीं जानते और 
तदक्षर॑ दशेनादिक्रियाकतेत्वेन । जो वह अक्षर है, जिसे समस्त विषयोकी 
सर्वेष॑ चेतनाधातुरित्युक्तम्‌-- | दर्रशनादिक्रियाओंके कर्नारूपसे सबकी 
फस्त्वेपा विशेषः, किं वा सामा- | चेतनाका धातु कहा गया है-इन सबमें 
न्यामिति । क्या अन्तर है और क्या समानता है ? 
तत्र॒केचिदाचछ्षते-परस्स | यहा कोई-कोई कहते हैं--महा- 
महासमुद्रथानीयस ब्ह्मणो5क्षरस्य | समुदथानीय... अविचलरूप अक्षर 
अग्रचलितत्वरूपस्यपेपत्पनचलिता- | परह्की किब्विद्‌ विचलित अवस्थाका 


53३२ 


बृहदारण्यकोपनियद्‌ 


[ अध्याय हे 


बटर 2 बम कस बस नवाज जे: बर्थ: “न २32७० 3:03 बा ब्या> 


बखान्तयोमी: अत्यन्तप्रचलि- 
तावया श्षत्रज्ञ), यस्‍्त॑ न वेढान्त- 
यामिणम्‌; तथान्या- पश्चावस्थाः 
परिकत्पयन्तिः तथा अष्टाबस्था 
ब्रह्मणो मबन्तीति बढन्ति । 


अन्यफक्षग्य गक्तय एता इति 


बृदन्ति, अनन्तशक्तिमदक्षुरमिति , 
हे हा | अक्षर अनन्त अक्तिमान्‌ हैं। इनके 
च्‌। अन्य न्वक्षस्स्थ विकार इति 


बंदन्ति | अवस्थाणक्ती तावन्नो- 
पपय्रेत अक्षग्यस, अशनायादि- 
संसास्धमतीतत्वश्ुनेः | ने द्यगम- 
नायाय्तीतत्वमणनायादिधर्मवद- 
वस्थावच्य॑ चकस्य युगपद्पपथ्ने: 


तथा शक्तिमच्यं चे | विकागवय- 


नाम अन्तर्यामी है और उसकी 
अत्यन्त विचलित अवस्था क्षेत्रज्ञ है, 
जो कि उस अन्तर्यामीको नहीं 
जानता, इनके सित्रा वे उसकी 
[ पिण्ड, जाति, विराट्‌, सूत्र और 
देव-उन ] अन्य पांच अत्रस्थाओंकी 
भी कल्पना करते हैं, इस प्रकार 
वे कहते है कि ब्रह्ममी कुल आठ 
अब्रम्थाएँ है । 

इनसे भिन्न दूसरे लोग ऐसा कइते 
है कि ये अक्षरकी शक्तियों है, और 
उनका यह भी कथन हैं कि बह 


मित्र दूसरे छोग यह कहते हैं 
कि ये अक्षरके विकार है। किन्तु 
इनका अक्षरकी अबस्था या शक्ति 
होना तो सम्मत्र नहीं है, क्‍योंकि 
वह क्षुबादि ससारबमेसि अतीत हैं-- 
ऐसी श्रुति है । एक ही वस्तुका एक 
साथ क्ष॒वादि घर्मेसि अतीत होना 


, और ल्लुघादि वर्मवाढी अबस्थाओसे 


युक्त होना सम्भय नहीं है, इसी 


, प्रकार उसका झफ़िमान्‌ होना भी 


बन्चे च दोपा. प्रदशिताशलुर्थे । 


नम्माठेता असनन्‍्या. सयाः कल्पना:। 
फल्िं भेद एपाम्‌ ? उपा- 


| 


अमम्भय है | उसके विकार या 
अबयय माननेमें जो दोप है, वे चतु५ 
ब्रा्मणमम दिखाय जा चुके हँ। 
इसकिय ये सारी कन्पनाए असस्प हैं । 


तो फिर इनका नेट क्या दें? हमार 


ब्राह्मण ८ ] 


शाडूरभाष्याथ 


9३५ 


ब्बॉटी)७ नि 2७ 2, ब्वसिीय नर ि3 कार बएे220५ आए 4७, रपट), व्यसनी ब्वर्ट2. 


धिक्ृृत इति ब्रूमः; न खत एपां 
भेदो5भेदो वा,सैन्धवघनवत्‌प्रज्ञा- 
नघनेकरसखाभाव्यात्‌ , “अपूबे- 
सनपरमनन्तरमबाह्मम!” ( बु० 
उ० २। ५। १९ ) “अयमात्मा 
ब्रह्म/ (२।५। १९ )इति च 
श्रुतेः । “सबाह्याभ्यन्तरों द्यजः”” 
(मु० 5० २ | १।२) इति 
चाथवणे । तसान्निरुपाधिकसा- 
त्मनो निरुपाख्यत्वान्निविंशेषत्वा- 
देकत्वाच्च “नेति नेति/ (च्रृ० उ० 
३।९।२६) इति व्यपदेशो भवति। 


अविद्याकामकमविशिश्कार्य- 
करणोपाधिरात्मा संसारी जीव 
उच्यते | नित्यनिरतिशयज्ञानश- 
क्त्युपाधिरात्मान्तर्यामी श्र उच्यते। 
स एव निरुपाधिः केबलः शुद्धः 
स्वेन खमावेनाक्षर॑ पर उच्चते, 
तथा हिरण्यगर्भाव्याकृतदेवता- 
जातिपिण्डमनुष्यतियक्प्रेतादि- 
का्यकरणोपाधिभिविंशिष्ट स्तदा- 


ख्यस्तद्पो भवति। तथा “तदे- | पर 


जति तन्नेजति” ( इशा० उ०५ ) 
इति व्याख्यातम्‌ | तथा “एप त 


कथन है कि इनका भेद उपाधिक्ृत है | 
खय॑ तो इनका भेद या अमेद कुछ भी 
नहीं है, क्योंकि ये सैन्धव्रधनके 
समान एकमात्र प्रज्ञनघनरसखरूप हैं । 
जेसा कि“वह कारणसे भिन्न, कार्य से मित्र 
अन्तररहितऔर अबाह्य है?” “यह आत्मा 
ब्रह्म है?” इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध होता है 
तथा “वह बाहर-भीतरके सहित सर्तन्र 
विद्यमान एव अजन्मा है?! ऐसा आथर्वण 
श्रुतिमं कहा है | अत. उपाधिशून्य 
आत्मा अनिवैचनीय, निर्विशेष और एक 
होनेके कारण उसका ०“नेति नेति” 
इस प्रकार उपदेश किया जाता है। 


अविद्या, काम और कर्मविशिष्ट 
देह एवं इन्द्रियरूप उपाधिवाला 
आत्मा ससारी जीब कहा जाता है 
तथा नित्य निरतिशय ज्ञानशक्तिरूप 
उपाधिवाला आत्मा अन्तर्यामी ईश्वर 
कहा जाता है। वही उपाधिशून्य, 
केवल ओर शुद्ध होनेपर अपने खरूपसे 
अक्षर या पर कहा जाता है, तथा 
हिरण्यगर्भ, अव्याकृत, देवता, जाति, 
पिण्ड, मनुष्य, तियंक्‌, प्रेत एवं शरीर 
ओर इन्द्रियरूप उपाधियोसे विशिष्ट 
कर वह उन्हीं नाम और रूपोंवाला 
होता है। ऐसा ही “वह चलता है, वह 
नहीं चलता” इत्यादि श्रुतिमें व्याख्या 
किया गया है और इस प्रकार “यह तेरा 


उ्ऊदे बृहद्ारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
ज्यर्ट 3. ब्क २22०. बट: >:2 चर य-" ७ बयान यह ये:2७ “या नाई ०:2७ “(2-24 आई >>. कई 2:29७- ब्याज 
आत्मा" (ध्रृ० 3० ३७।३-२३ ) ह आत्मा”, “यह समस्त भूतोका 
“एप सर्वभ तान्तरात्मा”! (मु०उ० अन्तरात्मा है?, “यह समस्त भतोमें 
२॥१।४) “एप सर्वेषु भृतेपु गृढ ? | छिपा हुआ है?, “वह तू है”, “मे 
(क०3०१।३।१२ ) “तच्मसि” | ही यह सब हूँ??, “यह सब आत्मा 
(छा०3०६८-१६ ) “अह मेवे ही है'”, “इससे भिन्न कोई द्रष्टा नही 
सर्वम्‌!! (छा०3०७|२५।१)"आ है”? इत्यादि श्रुतियोंसे विरोध नहीं 


संवेद सबम्‌!!(छा०उ०७।२५।२ 
( यु ५ 2) रहता । दूसरे प्रकारकी कल्पनाओमे 
नान्या5ताइगस्त द्रष्टा'!(ब्रृ०3०३। अतियोकी हे 
इन श्रुतियोकी सगति नहीं लगती । 


७॥२३ ) इ्त्यादेश्रतया न विरुष्य- 
उपाधिके भेदसे ही इनमे भेद 


न्‍्ते। कस्पनान्तरेप्वेताः श्रतयों न | 
गन्लान्ति छान्ति । तम्माठपाधिभेदे- / हैं, और किसी प्रकार नहीं, क्योंकि 


नव एपां भेदों नान्यथा | 'एक- समस्त उपनिपदोंमें यही निश्चय किया 
मेबाद्वितीयम! इत्यवधारणात्‌ गया है कि “ह्म एकमात्र अद्वितीय 
सं्वंपिनिपत्सु ॥ १२ ॥ ही हैं? ॥ १२॥ 


-+&//?-«- 


टति बृह्दारण्यकोपनिप द्वाप्ये ततीयाध्याये- 
जअ्ममक्षरत्राह्मणगम ॥ ८ ॥ 






रा 


न >> 





त्तद्म त्राह्मण 





पाउतपप-चाकत्य-त कर 


अथ हन॑ विदग्घः शाकृल्यः अप हतः डे अाजाड 


पप्रच्छ | पथिव्यादीनां बह्मता- 


हे तगपतामसे पूर-पृच या उका उत्तर नर 
सम्पकमेण पूुख पर्वम उत्तर- । 
सम्पक्रमेण पूरे पृ उत्तर- न दसयो। > उयहकय उपर - 


सिन्नुत्तरसिन्नोतप्रोतमा् कृवयनू 7? या.यन्‍्त्य्न सागन्‍्क प्प्य 


सवोन्तर॑ ब्रद्म प्रकाशितवान: 


तस च ब्रत्मणो व्याक्ृतदिपये सत्र फट [० .ज्न सात | उन 


टै। 


किए पक &< हे हर कल कप हर | 

भृद्पु नियत समृक्तम ऊचख्थाकु- लिये थ्दड ्! हे] हि 

तबिषय छ व्यक्तन न हि यम « रण का बनता | «०++- _-* प्र्द 

(६६4 च्वक्तनर [वलद्भधामात। _ न ; ३2 जि 
न्‍ बे भय हर #+ 


तस्वव त्द्मयः सॉधॉडएग्न्य निरूल दे बइआपलओ "हल 
निवल्ब्यदेताभेदसड्रोचविका- 
सद्रणाधिगलवब्य इति तदथ दस उन हे 
शाकल्वव्रान्नणमारस्थते-- अंक 5 वह फि। त ते कटे 


क त्रां 5३.४ १. 
बताऊड हे 


थ हेने विदग्ध: शाकल्य- पश्नच्छ कति दवा 
याज्नवल्क््येति स॒ हेतयेंत्र निविदा प्रतियेदई्क यावन्तों 
वेश्वदेवस्प निविद्यच्यन्ते त्रवश्र त्री वे शतो वेयय जा थे 


याज्ञवल्क्यात अचान्य 


<७९ 


सहलत्यामिति होवाच कत्वत हि 











+ शक आलम 
कक के >> >म्त मी ते परचन्श एफ सा देह रच 
५ स्त्यदि न ट. "ये अप 
“८. एथिवीमन्दरस यमयति > कक वन जल +ब्>-त 55 
होना शोर “जज डइतचचज्त्हत्हार 


कि गये ह. इस्छे इनका निपन्स 
75» 


5 बहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय हे 
ज्य 3. ब्कर्ट पक बट ज-2:७.. बम 2७ आई. कर ने. नई 20. «कई: 3 जाई 2702७. आए(37:%.. आई ५.3७. व्या 7०. 
शदित्योमिति होबाच कत्येव देवा याज्ञवल्क्येति 
पडित्योमिति होवाच कत्येब देवा याज्ञवल्क्येति त्रय 
इत्योमिति होबाच कत्येब देवा याज्ञवल्क्येति द्वावित्यो- 

कल हक कर "5 ५ योमि 
मिति होवाच कत्येब देवा याज्ञवव्क्यत्यध्यघे इत्योमिति 
होवाच कत्येव देवा याज्षवल्क्येत्येक इत्योमिति होवाच 
० पथ. 
कतम ते त्रयश्र त्री च शता त्रयश्र त्री च सहस्नति ॥१॥ 
व्मके पश्चात्‌ टस याज्यउत्क्यसे शाकन्य प्िदि्वने पूछा, हे याज्षवल्क्य 
फिलने देवगग हैं ” तथ याज्वन्क्यने इस आगे कही जानेत्राठी निविद्से 
उनकी सम्पाका प्रतियादन किया | “जितने बैद्धदेवकी निविदूर्म अर्थात 
(आकी स्पा बतानेत्राले मन्त्रपदोंमें बतलछाये गये है । वे तीन और 
तीन सा तथातीन और तीन सहखर ( तीन हजार तीन से छ ) हैं |! [ तत्र 
गाकन्पने ] 'टीक है" ऐसा कड़ा । फिर पूछा, याज़वल्क्प | किलने देव हैं ? 
यह्यतक्यने कहा, 'तैतीस' । [ जाकल्यने ] “ठीक हैं? ऐसा कहा और 
पूरा पता, पाज्यूत्य ! कितते देव हैं ” [ याजक्षततक्प-] 'छ!। 
[ शाफच्यन ] “ठीक #! ऐसा कद़ा और सिर पूछा, प्याज्षवन्क््य | कितने देव 
४? यागपन्‍्त्य-] तीन ।' [ जाकन्यने | 'ठीक हैं? ऐसा कहा और 
पुन पूठा, साज्यल्क्य! कितने देव हैं ” [ याज्षवत्क्य --] 'ठो ।! [ शाकल्य- 
ने] ध्ीफ €' ऐसा का आर पूछा, ध्याज्षतन्क्थ | कितने देव है * 
[ यातन्‍स्‍क्‍्य--] 'टेढ ।! [ शकन्यने ] 'टीक हैं! ऐसा कहा और पूछा, 
'पात्पक्य ! किले देव हूं” [ याज्बन्क्य-] ०क। [ शाकनन्‍्यने ] 
'टीफ ॥४" ऐसा का और पूछा ले तीन और तीन सो तथा तीन और 
तीन सास देव कौन-से € ” || १ ॥ 
अथ हन॑ विदग्ध टति नामतः | फिर इस याज्रवन्क्यसे विदग्व 
' इस नामयरछे शकल्के 
पूत्नने पूछा, 'हे याज्ञवक्य ! देवगण 
फनिमदुग्पाका देवा है यात- कितनी सस्यायाते है ” उस 


हि (| न 





ठ्ृ बार हक 








शास्लस्थापन्य गाकल्य पप्रन्छ--- 


ब्राह्मण ९ ] 


शाड्रमाष्यार्थ 


9७९ 


3.७3... ४७२७. «०2५ «(९२७ नरक 20 अहि2- ९०0० अप अत हे 


वल्क्येति। स याज्ञवस्क्य।, है 
किल।,एतयव वक्ष्यमाणया निविदा 


कक की अर, 


प्रतिपेदे सहख्याम,यां सहख्यां 
पृष्टवाज्शाकल्यः | यावन्‍्तों याव- 
त्सहख्याका देवा वेश्वदेवस्स 
शख्स निविदि--निविन्नाम 
देवतासहुख्यावाचकानि मन्त्रप- 
दानि, कानिचिद्‌ वे श्वदेवे श्तरे श- 
सन्‍्ते तानि निवित्सज्ञकानि; 
तसां निबिदि यावन्तों देवाः 
श्रूयन्ते तावन्तो देवा इति। 

का पुनः सा निविदिति 
तानि निवित्पदानि प्रदर्य॑न्ते-- 
त्रयश्न श्री च शता--त्रयश्व देवा 


देवानां त्री चत्रीणि च शतानि; 
पुनरप्येव त्रयश्च, श्री च सहस्रा 


सहस्ताणि---एताबन्‍्तो देवा इति। 


शाकुस्थोषप्योमिति होवाच | 


सम्यक्तया ज्ञाता; पुनस्तेपामेव 
दवानां सह्लोचविषयां सहख्यां 


याज्वल्क्थने, जो सख्या भाकल्यने 
पूछी थी उस सख्याका इस आगे 
बतलायी जानेगली नित्रिदेसे निरूपण 
किया | जितने---जितनी संख्यावाले 
देवता. विश्वेदेवसम्बन्धी शल्रकी 
निविदू ( मन्त्र-पद ) मे बताये गये 
हैं [ उतने सत्र देंत्र हैं] 'नित्रिदू 
कहते हैं देवताओंकी सख्या वताने- 
वाले मन्त्रपदोंको, विश्वेदेवसम्बन्धी 
शत्मे डेवसख्याप्रतिपादक कुछ 
मन्त्रपदोंका उपदेश किया गया है, 
त्रे सत्र निविद” कहलाते हैं | अत' 
तात्पर्य यह है कि उस निविदूर्े 
जितने देवगण श्रुतिद्वारा बताये जाते 
हैं, उतने ही कुल देवता हैं । 

किन्तु वह नित्रिद्‌ क्या है: 
वे निश्रिदेके पद दिखलाये जाते हैं--.- 
अयश्व त्री च शता? अर्थात्‌ देवगण 
तीन हैं और तीन सो हैं। तथा इसी 
प्रकार वे तीन और तीन सहसर हैं। 
यानी सम्पूर्ण देव इतने हैं । इसपर 


' याज्ञवल्क्यने भी “ठीक है? ऐसा कहा। 
एयमेपा मध्यता सदख्या , 


इस प्रकार इनकी मध्यमा संख्या- 
का ठीक-ठीक पता लग गया | फिर 
शाकन्य उन्हीं देवताओंकी सझोच- 
विषयिणी संख्यां पूछता है, «हे 


बृहवारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय हे 
न्कर्ट २2७ बज: ब्र्ट 27220. “या नए 2७ बइ<०:2क्‍७. नई 24७ «कप 2७ “कई (८2, ब्याई८.0० न 702- ब्याए--: ७० “कई 
पृ्छति--कत्येव देवा याज्ञवल्क्ये- याज्वन्‍्क्य | देव कितने हैं ” तत्र 
याज्ञवल्क्य क्रमश 'तैतीस, छ , तीन, 
दो, डेढ़ ओर एक? ऐसा वतलाने हैं । 
इस प्रकार देवताओके सटझ्लोच और 


5८० 


ति; त्रयर््रिणत्‌, पट्‌ , त्रयः, हो, 
अध्यर्घ:, एक इति | देवतासड्रोच- 


विक्रासविपयां सदख्यां प्रष्टा पुनः विकासत्रिपयक संख्या पूछकर फिर 
वर्ग विलय परेड लि केस सख्येयक्रे खरूयके विपयमे पूछता 
पद्स्ययसरप प्रच्छ कंतम । है, 'वें तीन और तीन सो तथा 


छल / |; 
ते त्रयश्र त्री च णता त्रयश्र त्री क्षंन और तीन सहख देव कोन-से 
चसहमख्रेति ॥ ? ॥ हैं ?॥१॥ 


्चतब्च < २, «० 


तेतीय देवताओंका विवरण 
| चर ॥प 2 त्ेव 
स होवाच महिमान एवेपामेते त्रयस्रि*शत्त्वेव देवा 
इति कतम नत तब्रयस्रिचशदित्यटों वसव एकादश रुद्रा 
ब से 
द्वादशादित्यास्त एकत्रि-शदिन्द्रश्ेव प्रजापतिश्र त्रयस्तरि*- 
जाविति ॥ २ ॥ 

उस प्रातउच्फ्सने कहा, पये तो टनकी महिमाएँ ही हैं । देवगण तो 
तैतीस ही ट॑।' [ जाकन्य-] थे तैतीस ठेव कीन-से है ” [ याज्ञवस्क्य-] 
5 बसु, ग्यारह रुठ, बारह आठित्य-ये इकतीस देबगण हैँ तथा इन्द्र 

और ग्रजापतिके सह्ति सैतीस हैं? || २ ॥ 
से होवाचेतरः--महिमानो 
विभृतयः, एपां त्रयखिशतः दवानां 
एने त्रयत्न त्री चे शत्तेत्यादय; 


इसपर उतर (याज्रक्‍लक्य ) ने 
कहा--ये तीन ओर तीन से आदि 
इन तैतीस देवताओंकी 
महिमा---त्रिभ्नति ही € | वस्तुत ता 


चत्रगण 


परगाथेतम्तु त्रयसिणक््वेब ठेवा 
टनि। कतमे ते त्रयखिश्नठित्युच्य- 
ते--अष्टा बसव:, एकादश रुद्रा।, 


तेतीस ही दवगण है, वे तैतीस देवगण 
कौन-से # ,सो बनलाया जाता हैं - आठ 


' बसु,ग्याग्ह स्ट्र और बारह आदित्य -- 


ब्राह्मण ९ ] शाइरसाष्याथ ७८१ 
लि ०५, अधिकन ० ५. आज ०५ 33, 3 8 
द्वादश आदित्यास्ते एकरत्रिंशत्‌ | ये इकतीस हुर तथा इन्द्र और 
इन्द्रजैव प्रजापतिथ त्रयस्िंशा- | प्रजापति--ये तैंतीसकी पूर्ति करने- 
विति त्रयखिशतः पूरणों ॥ २॥ | वाले हैं ॥ २॥ 
--3ईृंछझ० 
वसु कौन हैं 
कतमे वसव इत्यप्िश्व पृथिवी च वायुश्रान्तरिक्षं 
चादित्यश्र द्योश्व चन्द्रमाश्र नक्षत्राणि चेते वसब एतेषु 
होद< सब हितमिति तस्माद्‌ वसब इति ॥ २॥. 

[ शाकल्य--] 'वसु कौन हैं ” [ याज्ञवल्क्य-_] “अप्नि, प्रथित्री, वायु, 
अन्तरिक्ष, आदित्य, चुलोक, चन्द्रमा और नक्षत्र--ये वर है, इन्हींमे यह 
सब जगत्‌ निहित है, इसीसे ये वसु हैं? ॥ ३॥ 

कतमे वसव इति तेषां स्वरूप 'वसु कौन हैं ” इस प्रकार उनमेंसे 


पक प्रेश्व॒ पथिवी प्रत्येकका खरूप पूछा जाता है। 
अत्येक॑ पृच्छचते; अग्रिश्न प्र कि 


थति ध्अम्नेश्व परथिवी चः--इस प्रकार 
-अग्न्याद्ा नक्षत्रान्ता एते | अग्नेसे लेकर नक्षत्रपर्यनत ये सब 


वसवः--प्राणिनां कर्मफ़राअय- | हे है। ग्रणियोंके कर्मफलके आश्रय 


दस होकर उनके निवासस्थान देहेन्द्रिय- 
स्वेन कायकरणसड्घातरूपेण त- | स्घातहूपसे जिपरिणामको प्राप्त 


! ४३ 
लिवासत्वेन च विपरिणमन्तो ' होकर इस सम्पूर्ण जगतकों बसाये 
जगदिदं से वासयन्ति वसन्ति हैं है और ख्य॑ भी वसते हैं, [यह 


कि उनका ब॒सुत्व है] । वे चूँकि 
 पें यर्ताद्‌ वासयान्त तस्ाद | [ दूसरोंको अपनेमें ] बसाये हुए हें 


चसव्‌ इति ॥ ३ ॥ इसलिये बसु हैं॥ ३॥ 
५५२ ४४8२२०९८-- 
कोन हें 
कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राणा आत्मैका- 





। 


इृहटारण्यकीपनिपद्‌ 
ब्वली फल बॉस ब्लाक नव बरस 2 अप बार्<20- बई-0० बाप ४५२७ 


[ अध्याय हे 


दशस्ते यदास्मा्छरीरान्मत्योदुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तथ- 


[ घाकल्य --] रद कौन है 


द्रोदयन्ति तस्माद्ुद्रा इति ॥ ४ ॥ 


[ याज्ञवल्क्प---] 'पुरुपमे ये दक 


प्राण / इन्द्रियो ) और ग्यारहबों आत्मा ( मन )। ये जिस समय इस 


मरणनील गरीरसे उत्क्रमण करते है, उस समय रुलते हैं, अत उत्क्रमण- 
कालम चूकि अपने सम्बन्धियोका रुलाते है, इसलिये रोदनके कारण होनेसे 


'रुठ' कदलाते 5? | 9 ॥ 

कतमे रुठ़ा इति। दअओमे पुरुषे 
कमबद्रीन्द्रियाणि ग्राणा:, आत्मा 
मन एकादगः--एकादशानां 
पृरण ते एते प्राणा यदा अग्माच्छ- 
रीगन्मन्यात्‌ प्राणिनां कमंफलोप- 
भोगक्षये उत्क्रामन्ति--अथ तदा | 
गेठयन्ति तस्मम्बन्धिनः | तत्तत्र 
यम्माद्रोदबन्ति ते सम्बन्धिनः, 
तम्माद रूद्रा इति ॥ ४ ॥ 


'रद्र कौन है ” [ याज्वन्क््य--] 
“इस पुरुपमे कमन्दरिय और ज्ञानेन्द्रिय- 
ये दश प्राण और ग्यारहवों आत्मा--- 
मन, जो ग्यारहकी पूर्ति करनेवाला हैं | 
वे ये प्राण जिस समय प्राणियोके 
कमऋलोपभोगका क्षय हो जानेपर 
इस मरणणील शरीरसे उत्क्रमण 
करते €, उस समय ये उसके 
सम्बन्धियोकों रुढते हैं | उस समय 
चूकि ये सम्बन्धियोंकों रुलते हैं, 
टसलिये रोदनमे निमित्त होनेसे रुट्र 


, कहलाते हैं! ॥ 9 ॥ 


जप 6 ८5 
आत्त्यि दान है ? 


कतम आदित्या इति द्वादश व मासाः संबत्सर- 
स्वत आदित्या एते हीद5 सबमाददाना यन्ति ते यदिद5 
( 
मसबमाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥ ५॥ 


- गयतय -] 'आदित्य कोन हैं ” [ याज़वन्क्थ-] “संबसस्के 


कपल लाल की लटक “लि 


ब्राह्मण * | शाडूरभाष्याथ ७८३ 
बाई > 4८ व्यापक न्योद न: पक जयक 22: नये ०:20 बहाई 3-22 व्याद 2:24 नहाई 23% ब्याह व्याट:3:22%, व्यय >> नई :-०- कर 
अवयवभूत ये बारह मास ही आदित्य हैं; क्योंकि ये इस सबका आदान 

( ग्रहण ) करते हुए चलते हैं, इसलिये आदित्य हैं? || ५॥ 
कतम आदित्या इति। द्वादश | “आदित्य कौन हैं ” [याज्ञवल्क्य-] 
धवारह महीने सबत्सररूप कालके 
अव्रयव प्रसिद्ध हैं--वे ही आदित्य 
यवाः प्रसिद्धाः, एते आदित्याः; | हैं। सो किस प्रकार * क्योकि ये ही 
कथम्‌ ! एते हि यसात्‌ पुनः पुनः | पुन -पुन. परस्र्तित होते हुए 
प्राणियोकी आयु और कर्मफलका 
आदान--प्रहण यानी उपादान करते 
फल च आददाना गृहन्त उपा- | हुए चछते है। वे चूँकि इस प्रकार 
५0: ढ | इस सबका आदान करते हुए चलते 
गच्छान्त--- ल्यि 
दिख हक हे मे ' हैं, इसलिये 'आददाना यन्ति! इस 
यसादेवमिदं सवमाददाना यीच्त व्युत्पत्तिके अनुसार आदित्य कहलाते 
तसादादित्या इति ॥ ५॥ हैं?! ॥ ५॥ 
५४०५ १४27०९०८- 
इन्द्र और प्रजापति कौन हें ? 
कतम इन्द्र: कतमः प्रजापतिरिति स्तनयित्नुरेवेन्द्रो 
यज्ञः प्रजापतिरेिति कतमः स्तनयिल्लुरित्यशनिरिति 
कतसो यज्ञ इति पशव इति ॥ ६॥ 
[ शाकल्य-_] इन्द्र कौन है और प्रजापति कौन है ” [याज्वल्क्य-] 
स्तनयित्नु ( विद्युत्‌ ) ही इन्द्र है और यज्ञ प्रजापति है |? [ शाकल्य--] 


'स्तनयित्तु कौन है ” [ याज्ञवल्क््य--] 'अशनि |? [ शाकल्य-] “यज्ञ कौन 
है ” [ याज्षकलक्य-] 'पशुगणः ॥ ६॥ 


वे मासाः संवत्सरस्य कालस्याव- 


परिवितमानाः प्राणिनामायूंपि कर्मे- 


कतम इन्द्रः कृतमः प्रजापति- “इन्द्र कौन है और प्रजापति 
रिति, स्तनयित्नुरेवेन्द्रों यज्ञः |कौन है ” 'स्तनयित्नु ही इन्द्र है 


७८० 


बृहदारण्यकीपनियद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्र्ट > 729 न: बर्र)28 आए: व्या 222 “यम: “का म:230 नई २:23 बर्डर-2७- «यईड ८24७ आई 7७७ 2७. 


प्रजापतिरिति, कतमः स्तनयित्लु- 
गित्यश्ननिगिति । अशनिवज्न वीर्य 
बलम्‌, यन्‌ प्राणिनः प्रमापयति, स 
उन्‍्द्रःः इन्द्रस हि तत्‌ कम । 
कतमोी यज्न इति पशव्र इति-- 
यतस्थ हि साधनानि पणव: यज्ञ- 
स्थास्पत्वात्‌ पशुसाधनाश्रयत्वा- 
जे पठ्यो यज्ञ उत्युच्यते | ६॥ 


ओर यज्न प्रजापति हैं |? 'स्तनयित्नु 
कौन है ” 'भशनि |? अगनि वन्न-- 
बरी अर्थात्‌ बल, जो प्राणियोंकी 
हिंसा करता है, वह इन्द्र है, 
इन्द्रका ही वह कम है । “यज्ञ कौन 
है ” ध्यग्युगण, क्‍योंकि पशु यज्ञके 
साधन हैं, यज्ञ रूपरहित है ओर 
पञुरूप साधनके अधीन हैं, इसलिये 
पश्ु यत्न है--ऐसा कहा जाता 
है ॥ ६ ॥ 


“८73१/१2५- 
8£ देवताओंका विवरण 


कतम परित्यमिश्र 
चादित्यश्र दोश्रेते पडेते हो 


हो 


पृथिवी च॒ वायुश्रान्तरिक्षं 


द सब षडिति ॥ ७॥ 


 शाकन्य-] 'छ देवगण कौन हैं ! [ याज्ववन्क्य-] “भप्ि, 
पूथिती, वायु अन्तरि्ष, आदित्य ओर बुलोक--ये छ देवगण हैं| ये 
सु आदि नतैतीस देसताओंके रखमे अग्नि आदि छ ही हैं? ॥ ७ ॥ 


कतमे पड़िति; ते एवाग्स्या- 
दयो वसुत्वेन पठिताअन्द्रमसं 
नक्षत्राणि चवर्जयित्या पड सव- 
स्ति-ज्पट्सइस्थ्याविश्िष्टा:। एने 
हि बस्मात , त्यखिशदादि बदक्त- 
मिद्दं सब. एन एव पड सबन्ति | 
सर्यों हि बम्बादिविस्तर एनेप्वेय 
पटस्वन्तभंत्रतीन्‍्यय-_ ॥ ७॥ 


८5 देवगण कौन हैं ” थे बछु- 
रूपसे पढ़े हुए अम्नि आदि ही 
चन्द्रमा और नक्षत्रोकी छोड़कर छ 
अर्थात्‌ पद्सस्याविश्विष्ट होते हैं, 
क्योंकि ये तैतीस आदि बतलाये 
हुए समस्त ठेवगण ये छ ही होते 
है] तास्पय यह है कि यह बसु आदि 
सम्पूर्ण देवताओका विस्तार टन छ मे 
ही अन्तर्मत हो जाता है! | ७ ॥ 


८ न 3 ९. 


घ्राप्रण ५ ] शादरर्भाषप्याथे ७८० 
ज्क न 3. न्व्टीये 2. करने न्गर्ट ये 2 नगर 2. न्यर्टि 2 न्ण:-२:0.. “यार: 2० न्कर्टि>,;, न्वर्ट्टग2०- न्याय 


बज 


देवनाओंकी तीन, दो और हट संरयाजोका पिवरण 
कतमे ते त्रयो देवा इतीम एवं त्रयो लोका एपु 
हीम सब देवा इति कतमों तो हो देवावित्यन्नं चेब 
प्राणश्रेति कतमोषष्यथे इति योध्यं पवत इति ॥ ८॥ 
[ शाकस्य-] वे तीन देय कोन है” [ यात्यतय्थ-] ये तीन 
ऐथा ही तीन देय हे। हन्हीमे थे सब देय अन्तर्भूतत ४ ॥ [ शाकन्य-] 


बे. ऋ. |» * हि प्न्त््य नम हर कन्य 

है ही दे कान # ” रे सातयन्स्य-] 'अन्न ओर प्राण ।! | झाकन्य-] 
बसपा सन्त ब्ज छा 5 /' शा ग्प्न्स्य ध्ञे कजल्फ बहता « अकढ 

अब बच कॉन क ४ । या- स्न्स्प-] जी या बहता 6" ॥ ८ ॥ 


कतमे ते त्रयो देवा इति;. "े तीन देव कीन है ?! 
हम एच त्रयो छोका इति-प्रथिवी- | ऑस्यलल्य--] ये तीन लोक ही 
मर्म्ि ० अकीकन्यको बढ ] मीन स्‍्ल ः पथिय ओर भा मन 
में अकीकृत्येको देवः, अन्तरिक्ति ओम | | शेतिती और आ 
जप पक ताक अल मेलावार एक पत्र है, अन्तरिक्ष ओर 
का ; 4५ 5 |; ५ गयु मिराकर दूसरे ये हे, तया 
डत्य वकाइत्य दताय:--ते एवं जणेक्क और आदित्य मिलकर तीसरे 
त्रया दवा शत। एुपु।ह यस्मात्‌ हर श््य र्ट | भ्ने ण्त्र श्र्यो देया ! टति-- 
त्रिषर देवेष्‌ सर्चे देवा अन्तर्मचन्ति, स्योंकि इन तीन देबोंगें ही समस्त 
तेन ते एवं देवाखबः--टत्येप बंका अन्तर्भाव होता है, इसलिये 
नेरुक्तानां केपाओित पक्ष: । कमी + पी तीन देव ४--हेसा किन्‍्हों 
जे बट ० ७ & स्फ़ा त्ता का हैः पत्र 
तो हो देवाविति--अन्न॑ चेव नि ताज पक्ष दि ॥% 
नम कोन ए ” 'अन्न और प्राण--- 
2385 2 7] वश र र भे दो ठ्य ह, इन्हींमें पूर्वोक्त सभी 
जप | फतमा- >वताओंका अन्‍्तर्भाव हो जाता हैं |? 
अप्यथे इति--योज्य॑ पते | «ड़ देव कौन है ” प्जो यह बहता 
वायु; ॥ ८॥ है, वह वायु डेढ़ देव हैं? || ८ ॥ 


नानक क 





9 तासय यद्द इ कि कुछ ही लोगोंका ऐसा मत दहै। दूसरे छोग “न्यो 
लाफा,? इस पदस भृ., भव, स्व:? एन नामोसे प्रसिद्ध तीन लोक ही अहण करते हैं | 
बू० उ० ९९---१०० 


७८८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
बट: बट मिट बिििये कॉपी ब्पिट ७ नई वि: ० बट: व्याई 3:22, नाई५>:22, नई २7020 न. कप: 3 


डेढ और एक देवका विवरण 

तदाहुयंदयमेक इवैव पवतेन्‍्थ कथमध्यधे इति 
यस्मिन्निद< स्वमध्याध्नेत्तेनाध्यधे इति कतम एको देव 

इति प्राण इति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥ ६ ॥ 
यहा ऐसा कहते है--५यह जो वायु है, एकडी-सा वहता है, फिर 
यह अयर्थध--डेंढ किस प्रकार है ” [ उत्तर-] “क्योंकि इसीमें यह सत्र 
ऋद्धिको प्राप्त होता हैं, इसलिये यह अध्यर्तर ( डेंढ ) है ।! [ शाकन्य-] 
'एक देव कौन है ” [ याज्ञबनन्‍्क्य-] 'ग्राण, वह ब्रह्म है, उसीको 'त्यत! 


ऐसा करते है! || ९ ॥ 
तत्तत्राहश्रोद्यन्ति--यदयं 
वायूरेक इवेव एक एवं पचते; 
अथ कथमध्यधे इति ! यदसिन्निदं 
स्वेमध्याध्नेत्‌--असिन्‌ वायों 
सतीद॑ सं्ेमध्याध्नेत्--अधि- 
फऋद्दि प्राम्नोति, तेनाध्यर्थ इति। 
कतम एको देव इति ? प्राण 
टति। मे प्राणो ब्रह्म --सर्वदेवात्म- 
कत्वान्महद ब्रद्म, तेन सत्रह्म त्य- 
दिन्याचन्नते--व्यदिति तद ब्ह्मा- 
चतनते पराक्षाभिधायक्न गब्ठन । 


टेवानामेनटेकन्व नानान्च च। 


इस ब्रिपयमें कोई ऐसा प्रश्न 
करते है--प्यह जो वायु हैं 'एक 
इबः--एक-सा ही चलता है, फिर 
यह अध्यर्थ---डेढ क्यों है” [उत्तर--] 
क्योकि इसीमें यह सब “अव्याध्नोत्‌ 
( अधिक्रद्धि प्राप्तोत्‌ )! अर्थात्‌ इस 
वायुके रहते ही यह सब्र अधिऋद्धि- 
को प्राप्त होता हैं, इसलिये यह 
अध्य् हैं ॥! 

'एक देव कौन हैँ ” ':ग्राण, 
बह प्राण ब्रह्म हैं, सर्वदवस्पप होनेके 
कारण वह मह॒दू ब्रह्म हैं, इसलिये 
वह ब्रद्म व्यतः है--ऐसा कहते हैं । 
अर्थात उम्र ब्रह्मको धयत! इस 
परसाक्षाचक शब्ठस कडते है | 


यही डेबताओंका एकाब्र और 


ब्राह्मण ९. ] शाइरमभाष्याथे ७८७ 
व्याप ८, ब्करट नए, 2८, च-22 व्यर्ट 72: ब्य>-23- व्योद >2४ बाई (2723 च्याद> 2 व्यापक, व्याद ०-2 व्याईए ० क, 


अनन्तानां देवानां निवित्सडरूया- | नानात्व है | अनन्त देवोका निवित्‌- 
विशिष्टेष्वन्तमावः, . तेषामपि | पं व्याविशिष्ट देवोंमें अन्तर्भात्र है, 
भ्रयरिशदादिषृत्तरोत्तरेषु याव- और उनका भी तैतीस आदि उत्तरोत्तर 

आस देवोमे यहोंतक कि अकेले प्राणमे ही 
देकसिन ग्राणे। प्राणस्येव चेकस्य | अन्तर्भाव है | एक प्राणका ही यह 
सर्वोष्नन्तसडुख्यातो विस्तरः | | सब अनन्त-संख्याके रूपमें विस्तार 


एयमेकश्वानन्तश्व॒अवान्तरसहू- | ईशा है। इस प्रकार एक, अनन्त तथा 

85 ” | अन्यान्य संख्याओंसे विशिष्ट एक 
गआ्राण 7 

स्यावाशध्थ आाण एव तेत्र | शरण हो है। वहाँ अधिकारमेदसे 


च देवस्येक्य नामरूपकर्मगुण- | एक ही देवके नाम, रूप, कर्म, गुण 
शक्तिभेदः, अधिकारमभेदात्‌ ॥९॥| | और शक्तिका भेद है ॥ ९॥ 
-+कडफर-- 
प्राणबह्मके आठ प्रकारके भेद्‌ 

इदानीं तस्येव प्राणस्य त्रह्मण: | अब उस ग्राण्ह्नके ही आठ 

पुनरष्टधा भेद उपदिश्यते-- | प्रकारके भेद बतलाये जाते हैं--- 
पृथिव्येव यस्यायतनम पिलोंको मनो ज्योतियों बे त॑ 

पुरुषं विद्यात्‌ स्वेस्यात्मनः परायण< स वे वेदिता स्यात्‌ । 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष« सवेस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवाय* शारीरः पुरुषः स एष वदैव शाकल्य 
तस्य का देवतेत्यम्नतमिति होवाच ॥ १० ॥ 


[ शाकल्य-] 'पृथिवी ही जिसका आयतन है तथा अग्नि लोक 
( दशनशक्ति ) और मन ज्योति ( संकल्प-विकल्पका साधन ) है, जो भी 
उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमृहका परायण जानता है, 
वही ज्ञाता ( पण्डित ) है। याज्ञवल्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित 


८८ 


चूहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय दे 


ज्यई स 2७, टन: बटन बटर: ब्याह "2७. न :2 3७. व्याई 2-23 व 70:02: बाई <:०9७- व्यई६ 7.0७ 
होनेका अभिमान कर रहे हो !]॥” [याज्वल्क्य-] (जिसे तुम सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्यकरणसवातका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मै जानता हूँ । यह 
जो आारीर पुरुष है, वही यह हैं| जाकन्य | और बोलो ॥ [ शाकल्य-] 
अच्छा, उसका देवता कौन हैं ” तब याज्ञवल्क्यने 'अम्ृत? ऐसा कहा ॥ १०॥ 


पृथिव्येव यस्य देवस्यथायतन- ' 


माश्नयः: अग्निलेको यस्य--लोक- ' _ 
| लोक है-इसके द्वारा अवछोकन करता 


यत्यनेनति लोकः, पश्यतीति--- 
अग्निना पत्यतीत्यथ: 
ज्योतिः मनसा ज्यातिपा सड्डूल्प- 
विकल्पादिकाय करेति यः, 
सो5्यं मनोज्योतिः | प्रथिवी- 
शरगगेडभ्िदर्शनो मनसा सट्डूल्प- 
बिता प्रथिव्यमिमानी कार्य- 
करणमद्धातवान देव इत्यथेः । 
यण्व॑विश्रिष्ट वे त॑ पुरुष विद्याद्‌ 
विज्ञानायात्‌ सवेात्मन आध्या- 
न्मिकस्स कार्यफर्णसद्धातस आ- 
न्मनः परमयन पर आश्रयस्तं 
परायणम्‌ | मावजेन त्वइमांस- 
रुधिग्स्पेण क्षत्रस्थानीयन 
बीजस्थानीयस्थ पिठजस्थ अखि- 
मउाशुक्ररुपस्थ 


न] 
| सनो- 


जिस देवका प्रथिव्री ही आयतन 
अर्थात्‌ आश्रय है, अग्नि जिसका 


है, इसलिये यह इसका लोक है, 'लोक- 
यति? का अर्थ है---देखता है अर्थात्‌ 


' बह अग्निसे देखता है| तथा मनो- 


ज्योति है-जो मनरूप ज्योतिसे 
सकन्‍्प-विकल्पादि कार्य करता है, वह 


' यह ठेत्र मनोज्योति है | तात्पर्य यह 


है कि यह पृथिवीका अभिमानी कार्य- 
करणमवातवान्‌ देव पृथित्रीरूप शरीर- 
बाला, अग्निरूप दर्शनशक्तिवाला और 
मनसे सकनन्‍्प करनेवाला है। 

जो ऐसे लक्षणोंसे युक्त उस 
पुरुषको सम्पू्ण आत्माका-आध्या- 
स्मिक कार्य-करणसयातरूप आत्माका 
परम अयन यानी परम आश्रय जानता 
है अर्थात्‌ मातृजनित क्षेत्रस्थानीय 
बचा, मास ओर रुधिरख्पसे पितृ- 
जनित बीजमस्थानीय अस्थि-मजा ओर 
बीय॑रूपका तथा इउन्द्रियात्माका वह 


परमयनम, | परम अपन €-ए्मा जानता है, वहा 


कूग्णात्मनथ, से वे बादता साव। / जाननवाला है | तास्पय यह है कि जा 


ब्राह्मण ९ ] 


शाइरसाष्याथे 


७८०९, 


ब्कस न: ब्कर्ट७, ब्यन?क्‍ नए वि ७ न्याय 22० बाई: 2 याए>:2क्‍00 जाई २2:४७. बाई: 2:,७- नाई (०20०० "्याई ५ 2:20, «आई 3:22 


य एतदेवं वेत्ति स वे वेदिता 
पण्डितः य्यादित्यभिप्रायः । 
याज्वल्क्थ त्व॑ तमजानन्नेव 
पण्डिताभिमानीत्यभिग्रायः | 
यदि तह्ज्ञानि पाण्ित्य॑ 


लम्यते, वेद वे अहं तं पुरुष॑ 
सर्वस्यात्मनः परायणं यमात्थ य॑ 
कथयसि तमहं वेद | तत्र शाक- 
ल्यस्य वचन द्रटन्यमू--यदि त्व॑ 
वेत्थ तं पुरुषम्‌ ,ब्रूहि-किंविशेषणो- 
बसो १ श्रूणु यद्दिशिषणः सः--य 
एवाय॑ शारीरः--पार्थिवांशे शरीरे 
भवः शारीरों मातृजकोशतन्रयरूप 
इत्यथः; स एप देवः, यस्त्वया 
पृष्ट;, हे शाकल्य । किन्त्वस्ति तत्र 
वक्तव्यं विशेषणान्तरम्‌ , तदू चरदेव 
पृच्छेवेत्यर्थः, हे शाकल्य । 
स॒णएवं प्रक्षोमितो5्मपंवशग 


आह--तोल्थादित इंच गजः-- 


इसे इस प्रकार जानता है, वही वेत्ता 
यानी पण्डित है | 'हे याज्ञवल्क्य ! 
तुम तो उसे बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान करते हो?-ऐसा 
इसका अभिप्राय है | 

[ याज्ञवल्क्य-- ] “यदि उसके 
विज्ञानसे ही पाण्डित्यकी प्राप्ति होती 
है तो में उस पुरुषको तो जानता 
हूँ; तुम जिसे सम्पूर्ण आध्यात्मिक 
कार्य-करणसंघातका परायण बतलाते 
हो उस पुरुषका मुझे पता है।? 
यहाँ शाकल्यका यह वचन समझना 
चाहिये-'यदि तुम उस धपुरुषको 
जानते हो तो बताओ वह किन 
विशेषणोयाला है. ” [ याज्ञवल्क्य--.] 
“अच्छा, वह जिन विशेषणोंसे युक्त है, 
सो सुनो--जो भी यह शारीर है- 
शरीररूप पार्थिवाशमे होनेवालेको 
शारीर कहते हैं, अर्थात्‌ जो मातृ- 
जनित कोशत्रयरूप है, हे शाकल्य ! 
वही वह देव है, जिसके विषयर्मे 
तुमने पूछा है| किन्तु उसके विषयमें 
एक और विशेषण बतछाना आवश्यक 
है सो है शाकल्य ! उसको कहो 
अर्थात्‌ उसके सम्बन्धमें पूछो |? 

इस प्रकार अत्यन्त क्षुमित किये 
जानेपर उसने अंकुशसे पीडित हुए 
हाथीके समान क्रोधके वशीमूत हो- 


२० चृहदारण्यकरीपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
अ्र्ट सम ब्डटन: ८ बस बट आन बकप: 22७. बाल 2७-०कई 37 "या: नई पक व्याई 2:29. 22 
तस्व देवस गारीरस का देवता ? | कर पूछा, 'उस शरीरमे होनेव्राले 

. ८ देवका देवता कौन है?” जिसके 
यस्मान्निष्पद्यते यः सा तस्थ देव- ' द्वारा जो निष्पन्न होता है, वही 


[ * है. प्रकरण मु 
तेत्यस्मिन प्रकरण विवक्षितः; अ- ' ैैका देवता -ऐसा इस प्रकरण 
, में बताना अभीष्ट है [ शाकन्यके 
मझतमिति होवाच | अम्रृतमिति किये हुए प्रश्नक्ते उत्तरमे ] 'ह 

अमृत है? ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा । 
या भुक्तस्यान्नसयय रसा मातृजस्थ खाये हुए अन्नका जो रस मातृ- 
मिशन, जनित लछोहितकी निष्पत्तिका कारण 
लोहितस्थ निप्पत्तिहेतु: । तस्रा- होता है, वही अमृत है | उस अनके 
अमर टी स्तर -. . रससे ही बद्रीमें आश्रित लोहित 
द्वयन्नस्माछाहितं निष्पयते स्त्रियां 
के निप्पन्न होता है। उसीसे वीजका 
थ्रितम्‌ , ततथ्॒ लोहितमय शरीर | आश्रयमत लोहितमय गरीर बनता 
। है | आगेके अन्य पर्यायोका अर्थ भी 
बीजाश्रयम्‌। समानसन्यत्‌ ।।१०॥। , इसीके समान है ॥| १०॥ 
“ने 
काम एवं यस्यायतन< हृदयं छोको मनो्योतियों 
दी ] + ७ 
व तं॑ पुरुष विद्यात्‌ सबस्यात्मनः परायण< स वे बेदिता 
स्थात्‌ । याज्षवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष« स्वेस्थात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायं काममयः पुरुष स एप बद़ेव 
शाकल्य तस्य का देवतति स्रिय इति होबाच ॥ ११॥ 


[ गाउल्य-] "काम ही जिमका आयतन है, हृदय छोक हैं और 


3] 


हक 


है] 


पति ४, उस पुस्पफो जो भी सम्पूर्ण आयागमिक कार्य-करण- 
साटवा परायण जानता है, वही छात्रा | याज्वस्क्य ! [ तुम तो बिना 


हह्ल का हक 
हैक. 


परिदव होनेका अभिमान कर रहे हो ' ] |! [याजयल्क्य--] “जिमे 


न 


| 


4 
एम संख्र्ण शायामिक कार्य-करणसंबातका प्ररयण बतछाने हो, 


प्राह्मण ९ ] शाइरमभाष्याथे ७९१, 
डक. २:22 जा ८2७, ब्यर्ई "६ 2७ न्याई 52) +ाई५०-२७०. ई3:.3%- व्यद >- 2), व्या्ट ८23, जाई >2स्‍2७ व्याई>- ७ बह, 
उस पुरुषको तो मैं जानता है | जो भी यह काममय पुरुष है, वही यह है । 
हे शाकन्य ! और बोलो ।? [ शाकल्य-] 'उसका कौन देवता है ” तब 

याज्ञवल्क्यने कहा--'ख्रियों? || ११ ॥ 


काम एवं यस्यायतनम्‌ । स्ली-। काम ही जिसका आयतन है। 


व्यतिकरामिलापः कामः काम- स्लीप्रसद्नकी पद नाम काम 
४ है, अतः तात्पर्य यह है कि जो काम- 
शरीर इत्यथ्थः । हृदयं लोको हृद- | रूप शरीखाला है । हृदय जिसका 
येन बुद्धया पश्यति । य एवाय | >ेक है-जो हृदय यानी बुद्धिसे 

रे + ! देखता है । जो भी यह काममय 
कामसयः:. धुरुषाउ्थ्यात्ममोप | पुरुष है अर्थात्‌ जो अध्यात्म भी 


काममय एवं । तस्थ का देवतेति | काममय हे है। या “उसका 
री . देवता कौन है” याज्ञवल्क्यने 
स्रिय इति होवाच ; रीतो हि | 'लयो! ऐसा कहा, क्योंकि सीसे ही 


कामस्य दीप्तिजोयते || ११॥ _.' कामका उद्दीपन होता है ॥ ११ ॥ 

रूपाण्येव यस्यायतनं चल्लु्लॉंकी मनोज्योतियों वे 
त॑ पुरुष विद्यात्‌ स्ेस्थात्मनः परायण< स बै बेद्ता स्यात। 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष< सवस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवासावादित्ये पुरुषः स एब वदेव शाकल्य 
तस्य का देवतेति सत्यमिति होवाच ॥ १२॥ 


[ शाकल्य-] 'रूप ही जिसका आयतन है, चक्षु छोक है और 
मन ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है। हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही 
पण्डित होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] !” [याज्वल्क्य-] 'तुम जिसे सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतलाते हो, उस पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ। जो भी यह आदित्यमें पुरुष है, वही यह है। हे शाकल्य ! और 





छण्र्‌ बृहृदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
ज्वर्ट 20 "कम? 2०. «बट 2० बट: बाई (72स्‍2 न न 2७० “या :2:2.2७ "कई ८०:2७ “याए:2222%- ब्व२22०. ब्या<<- १४०. वर पक 
बोलो ।! [ शाकन्य-] उसका देवता कौन है ” तब याज्ञवल्क्थने 
पमत्यः ऐसा कहा ॥ १२॥ 
रूपाण्येव य्यायतनम्‌। रूपा- रूप ही जिसका आयतन है। 
पि शुक्॒क्ृष्णादीनि | य एवासा- | हे का झुद्न-कृष्ण आदि । हम 5 
गज शीट त्यमें पुरुष है--- & 
वादित्ये पुरुप--सर्वेपां हि रूपा- है “सा आदि 
“विलिए काम मा दिलीप | जो विशिष्ट कार्य है, बही आदित्यमें 
तस्प का देवतेति १ सत्यमिति | दत्र याज्वल्क्यने “सत्य! ऐसा कहा । 
होबाच | सत्यमिति चश्षुरुच्यते, ' सत्य-इस शब्दसे चक्षु कहा गया है, 
चश्षपरं द्यध्यात्मतः आदित्यस्था- | क्‍योंकि अध्यात्म-चश्षुसे ही अधिदेवत 
घिदेवतस्थ निप्पत्तिः ॥| १९॥ '( आदित्यकी निष्पत्ति होती है ॥१२॥ 
>> कपिफ्टिशा: 
आकाश एव यस्यायतन< श्रोत्रं छोको मनोज्योतियों 
च्े # ५ हे ५ 
वे तं पुरुष॑ विद्यात्‌ सवस्थात्मनः परायण* स बे वेदिता 
* ० ९ 
स्यात्‌ | याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष« सवस्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवाय <श्रोत्रः प्रातिश्रुत्कः पुरुष: स एप 
कप देवतेत् रु 
वर्देव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच ॥ १३ ॥ 
[ झाकन्य--] 'आकाण ही जिसका आयनन है, थोोत्र छोक है और 
मन स्योति है, जो भी उस पुरुपफों सम्पूर्ण अयात्म कार्य-करणसमूहका 
पगयण जानता हैं, वही झ्ञाता है। हे याज्वल्क्य ! [तुम तो बिना जाने ही 
पण्टित ए्नेफ़ा अभिमान कर रहे हो! ]।? [ याज्नवन्क्य-] तुम जिसे सम्पूर्ण 
नायराम कार्य-करणसमृहका परायण कहते हो, उस पुरुपक्ों तो में जानता 
| | यो भी या शनसम्बस्धी प्रातिश्वक पुरुष हैं, यही वह है, हे शाकल्य ! 
ऊए बोझ ।! | शाउक्य-] उसका कौन देवता €ं ” नंबर याज्वन्क्यने 


५"उशाए! ऐसा बकश ॥ १३ ॥ 


ब्राह्मण ९ ] शाइरभाष्याथे ७९३ 
आई: बाप: )क, बट ज्कए>: 20० प्री 2: चर 3 यह: 22० नकर्प- ब्योदें>: 3७ बएल-"2४०- बल 

आकाश एवं यस्थायतनम्‌ |, आकाश ही जिसका आयतन 

य एवायं श्रोत्रे भवः औत्रः, तत्रापि | है। जो भी यह श्रोत्रमें रहनेवाला श्रीत्र 

प्रतिश्रवणवेलायां विशेषत्तों मब-| अर उसमें भी जो प्रतिश्रवणके समय 


ही कि हल | विशेषरूपसे रहता है, वह प्रातिश्र॒त्क 
ति ग्रातिभुत्कः, तस्य का देव- है, उसका देवता कौन है ? इसपर 


तेति १ दिश इति होवाच | | [याजवल्क्यने] कहा 'दिशाऐं?, क्योकि 
दिग्भ्यो ह्यसावाध्यात्मिको निष्प- | दिशाओंसे ही यह आध्यात्मिक 
चते ॥ १३॥ | पुरुष निष्पन्न होता है ॥ १३॥ 


“ज5 खिला 
तम एवं यस्यायतन* हृदयं छोको सनोम्योतिये 
त॑ पुरुष विद्यात्‌ सवस्यात्मनः परायण* स बे वेद्ता स्यात्‌। 
याज्ञवल्क्य वेद वा अहं तं पुरुष सबस्यात्मनः परायणं 
यमात्थ य एवाय छायामय: पुरुष: स एव वद्ंव शाकल्य 
तस्य का देवतेति झत्युरिति होवाच ॥ १४ ॥ 

[ शाकन्य-] 'तम ही जिसका आयतन है, हृदय लोक है, मन 
ज्योति है, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण 
जानता है, वही ज्ञाता है, याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही पण्डित 
होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] । [ याज्षवल्क््य-] 'तुम जिसे समस्त 
आच्यात्मिक कार्य-करणसमृहका परायण बतछाते हो, उस पुरुषको तो मै 
जानता हूँ | जो भी यह छायामय पुरुष है, वही यह है। हे शाकन्य ! 
और बोलो |? [ शाकल्य-] 'उसका कौन देवता है ” तव याइ्वन्‍्क्‍्यने 
मृत्यु! ऐसा कहा ॥ १४ ॥ 

तम एवं यस्यायततम्‌ | तम | तम ही जिसका आयतन है। 


£ धपतमः शब्दसे रात्रि आदिका अन्धकार 
इति शावेरायन्धकारः परिगृद्यते | | ग्रहण किया जाता है| अध्यात्मपक्षमे 


5९2 चृहदारण्यकोपनियद्‌ [ अध्याय रे 
न्वर्ट: 4 ब्या>:) बट ००. सटे बन 2 बट 22७- “आई ५7.3७, “0: न: नाई 22. व्याए27-:2७ नई: 2: 
अध्यात्म॑ छायामयोछज्ञानमयः | छायामय-अज्ञानमय पुरुष ही तम 
है। उसका कौन देवता है ० 
मृत्यु” ऐसा याज्ञव॒लक्यने कहा। 
रिति होबाच | सृत्युरधिदेवतं तस्य | अंविदेवत उत्यु ही उस (छायामय 
पुरुष ) की निष्पत्तिका कारण 
निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १४ ॥ है ॥ १४ ॥ 
नम जा 04 मिलन 4 

रूपाण्येव यस्यायतनं चक्षुक्“ोंको मनोन्योतियों वे 
तं पुरुष विद्यात्‌ सवेस्यात्मनः परायण* स बे बेदिता स्यात । 
याज्षवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष« सवेस्यात्मनः परायणं 
यमात्य य एवायमादर्शे पुरुष: स एव वदेव शाकल्य 
तस्य का देवतेत्यसुरिति होवाच ॥ १५॥ 

[ आकन्य-] 'रूप ही जिसका आयतन है, नेत्र छोक है और मन 
ज्योति हैं, उस पुरुषको जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसबातका 
परगायण जानता हैं, वही ज्ञाता हैं। हे याजबन्क्य | [ तुम तो बिना जाने ही 
पण्डित होनेफ़ा अभिमान कर रहे हो ! ] । [याज्ञवल्क्य--] "तुम जिसे 
सम्पूर्ण आयात्म कार्य-करणसयातका परायण बतलाते हो, उस पुरुपको तो 
मे जानता है | जा भी यद आदर्श ( दर्पण ) के भीतर पुरुप है, वही 
यह है | 7 थाकन्य ! और बोलो ।!” [ शाकल्य-] “उसका देवता कौन 
है ?' तब यातयत्फ्यने 'असु? ऐसा कहा ॥ १७ ॥| 

रूपाण्येब यस्थायतनम्‌ | पूर्व. रूप ही जिसका आयतन है। 
साधाग्णानि रुपाप्युक्तानि, हह तु॒ पटले साधारण रूप कहे गये हैं, 
प्रकाशफानि विशिष्टानि रूपाणि ' किन्तु यहाँ प्रकाश करनेवाले विशिष्ट 


पुरुपः | तस्य का देवतेति १ मृत्यु- 


२३ मय शब्दस यर्तं मर ( लत्याकतन ) समसना चादिये, जंसा फि 
थे जो जाती ट-- सियुनपेदमाइतमासीय! लर्थात पहले यह मृत्युसे ही व्याप्त 
था। दिया प्रगत्ति खरे ही लीन 63 इसलिये बद अशानमय आध्यात्मिक 
पुर॒पर्ती उत्यन्पा फारण 2 । 


ब्राह्मण ५ ] शाउरभाध्या्थ रण 
्व5 3... ्क+ 2 ब्य(न ७ व्रत) बर्फ बटन ब्वप-प)० ०-2 बन ग23. नए :0.0.. बएि72०- ब्यट(-2० 


गृटन्ते | रूपायतनस्य देवस्थ वि- | रूप ग्रहण किये जाते हैं। रूप 


व » प्रतिविम्धाधारमादशीदि «... जिसका आयतनन ( आश्रय ) है, उस 
शेपायतन प्रतिविम्बाधारमादशोदि।| आयलन ( आश्रय ) है, उस् 
व्रका विशेष आयतन प्रतिनिम्बके 


तस्य का देवतेति १ असुरिति आधारभूत आदर्शादि हैं। उसका 
होवाच । तस्थ प्रतिविम्बा- | कौन देवता हूँ ? इसपर याज्ञवल्क्थने 

... . . । कहा “असु' ( ग्राण ) | अर्थात्‌ उस 
ख्यस्य॒ पुरुपषस ननष्पात्तरसाः | प्रतित्रिम्ब-सज्ञक पुरुषकी निष्पत्ति 


प्राणात्‌ ॥ १५ ॥ : असु-प्राणसे होती है ॥ १५॥ 





आप एवं यस्यायतन* हुदयं लोको मनोज्योतियों 
वे तं पुरुष विद्यात्‌ सर्वेस्थात्मनः परायण* स वे वेदिता 
स्थात्‌ | याज्ञवल्क्थ वेद वा अहं तं पुरुष* स्स्यात्मनः 
परायणं यमात्थ य एवायमप्सु पुरुष: स एप वदैव 
शाकल्य तस्व का देवतेति वरुण इति होबाच ॥ १६॥ 


[ भाकन्य-] 'जल ही जिसका आयतन हैं, हदय लोक हैं. और 
मन ज्योति है, उस पुरुषकों जो भी सम्पूर्ण अध्यात्म कार्य-करणसबातका 
परायण जानता है, वही ज्ञाता है | हे याज्ञवल्क्य ! [ तुम तो बिना जाने ही 
पिद्यन्‌ होनेका अभिमान कर रहे हो ! ] ॥! [ याज्वल्क्य--] 'जिसे तुम सम्पूर्ण 
अध्यात्म कार्य-करणसमूहका परायण बतछाते हो, उस पुरुषको तो मैं 
जानता हूँ | जो भी यह जलूमें पुरुष है, वही यह है | हे शाकल्य ! और 
बोलो ७ [ झाकन्य-] उसका कौन देवता है ” तब याज्वल्क्यने 'वरुण! 
ऐसा कहा ॥ १६ ॥ 








२१. प्राणद्वारा घर्षण करनेपर ही आदर्शादि प्रतित्रिम्ब ग्रहण करनेके योग्य 
होते ६ ; टसलिये असुफों प्रतिव्रिम्ससज्ञक पुरुषकी निष्पत्तिका कारण बतलाना 
उचित ही है | 


उग्र बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय हे 
-८+2. ८२28. ब्वसमीक तर -प्मय ०८२२०. बापू जि बापू ८२2 ब५ू2., जाप 2 
आप एवं यस्थ आयतनम््‌ । | जल ही जिसका आयतन है। 
सभी साधारण जल जिसका आयतन 

साधारणाः सवा आप आयतनम्‌; 

* हैं, वापी, कूप और तडागादियें रहने- 
वापाकपतडागाद्ाश्रयास्र प्सु न- वाले जल्में जिसकी विशेष स्थिति है। 
णेपावस्थानम्‌ | तस्य का देवतेति $ , उसका देवता कौन है ? इसपर 
मल याज्ञवल्क्यने कहा, वरुण”, क्योकि 
चरुणइति; वरुणात्सद्दातकब्यों-] 

, वरुणके द्वारा सवात करनेवाला 
अव्यात्ममाप एव वाप्यात्रपा ह अब्यात्म जल ही वापी आदिके जल- 
निष्पत्तिकारणम्‌ ॥ १६॥ ! की निष्पत्तिका कारण है* ॥१६॥ 

ज>-+++ॉ3्छ(३ ४४७०० 

का बे दे ० बिक तोड़ बिक तिर्यों 

रेत एबं यस्यायतन* हृदयं लछोको मनोज्यो 
च | |] ७९ रा ् 

वें त॑ पुरुष विद्यात्‌ सबस्थात्मनः परायण* स बे बेदिता 
4०१४ ७ कह हु 
स्थात्‌ । याज्ञवल्क्य वेद वा अहं त॑ पुरुष« सवस्यात्मनः 

« ० से 
परायण यमात्थ य एवाय पुत्रसयः पुरुष; स एप वदव 
शाकल्य तस्प का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥ १७॥ 
[ शाकन्य-] 'बीर्य ही जिसका आयतन हैं, हृदय लोक है और मन 
स्योति हे, जो भी उस पुरुषको सम्पूर्ण आयात्म कार्य-करणसघातका परायण 
जानता ९. वही ज्ञाता है | हे याज्ञवन्‍्क्य ! [तुम तो बिना जाने ही विद्वान 
होनेका अभिमान कर रहे हो! ]! [ याज्ञवन्क्य-] 'जिसे तुम सम्पूर्ण अध्यात्म 
कार्य-फरण-सयातका परायण बतछाते हो, उस पुरुषकातो ने जानता हूँ । जो 
भी यट पुतरुष पुरुष हैं, वही यह है। हे शाकल्य | और बोछो |? [ शाकल्य-] 
उसका कौन देवता हैं ” तब याज्नवन्क्यने “प्रजापति! ऐसा कहा ॥[१७॥ 





यावी एय उपादिसे जिया हुआ जठ जो णर्गगस्मे मृत्रादि सघातकों करता 

?, पट परुणमे दी हाता # | रश्मियोदारा ए्थिवीयर गिरा हुआ जल “रण? 
कष् णातरा है क्योकि बद सूर्वकिरिणोंस प्रथियीवर गिरनेवाल्य जठ ही प्रिय 
जिन यावीयूषादिके जाजी उत्तनिता कारण है, टसलियि वह जल्मय अध्यात्म- 


प्रर्णएणा भा शरण है| 


। 


प्रान्‍्मण % ] शाहूरभाष्या्थ ७२७ 
जब 9०. ब्करट “20 ब्वर्ट लें) 2७ व्यर्टने फन ०५०० न्वर्टे-2 ब्प्य 9० ब्पड 2 बम 20 बर्थ 2० बट प्रेनन न्कर्टिी- ४ 
रत एवं यथायतनम्‌ | ये । वीर्य ही बिसका आयतन है। 


 फ यह वीगरूप आयतनवाले 
एवायं पुत्रमयों विशेषायतन रेत- गी भी यह 
पुरुषका पुत्नरूप विशेष आयतन हैं; 


मज़ाशुक्राणि पितुजातानि | तस्य ' अग्बि, मल्ला और झुक्र । उसका 
देवता कोन हैँ? 'प्रजापति! ऐसा 
है . याज्ञवन्‍्य्थने कहष्मा। 'प्रजापति! पिता- 
चाच । प्रजापतिः पितोच्यते, क्लो कहने हैं, क्योंकि पितासे ही 
पितृतो हि परत्रस्योत्पत्तिः ॥१७॥ पत्नकी उत्पत्ति होती है ॥१७॥ 


4 इफेलल------------ 


का देवतेति १ प्रजापतिरिति हो- 





आकल्यकों चेतावनी 
अष्टघा देवलोकपुरुपभेदेन. एक-एक देत्ता दी अपनेको देव, 
लोक और पुरुपमेदसे* तीन-तीन 
ज्रधा त्रधा आत्मान ग्राचभज्या- , भागेमें विभक्त करके आठ प्रकारसे 


प्तः हुआ है, प्राणभेद अर्थात्‌ 
वसख्ित एकेको देवः प्राणभेद | शक पृथक इख्य-समुदाय ही वह 
दबता है, उपासनाकी सुविधाक्े लिये 
यहाँ त्रिभागपूवंक उनका उपदेश किया 
दिमिभागेन पशञ्चथा प्रविभक्तस्य | हैं| अब विभिन्न दिशाओंके 
अनुसार पोच भागोम त्रिभक्त हुए 
आत्मन्यपसंहाराथे माह | तृप्णी- | उस प्राणभदका आत्माम उपसहार 
करनेके लिये श्रुति कहती है । अपने 
म्भृतं भाकल्य याजवल्कयों ग्रहेणे- | /नेंका _ उत्तर पाकर मौन हुए 
न्‍ . | आकन्यको ग्रह्मविष्ट-सा करते हुए 
चावेशयन्नाह-- | याज्ञवल्क्यने कहा- 


शाकल्थेति होवाच याज्ञवल्क्यस्तां खिदिमे 
व्राह्मणा अड्भरावक्षयणमक्तता१ इत्ति ॥ १८ ॥ 


9 लोफफ़ा अय इ--सामान्य आकार, पुरुपका अर्थ है--विशेष-विशेष 
आकार में स्वित चेतन तथा देवताका अर्थ है-- इन दोनोंका कारण | 


एयापासलाथ व्यपादष्ट: | अधुना , 


७९८ वृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्बििफ न्यर्ट: पेक व्कर? 2. बरस), व्यास: बन ट#, व्या्ट न? 2-नई <> 222 न (पक व्यास: जा: ०८2:2 ब्या्ट 7० 
आकन्य !? ऐसा याज्षवल्क्यने कहा, इन ब्राह्मणोेने निश्चय ही 
तुम्ह अगारे निकालनेका चिमटा वना रखा है? || १८ ॥ 

शाकल्थेति होवाच याज्ञवल्क्यः | है शाकन्य ! ऐसा याज्वल्क्यने 
ऊ,. ». «-  - ,!कहा। 'त्वा खिंदू इसमें 'खिंदू! 
तवां खिद्ति वितर्के, इसे नूतन यह निति बितय अंग ह सिययय 
त्राह्मणाः, अद्जारावक्षयणम्‌-- । ही इनब्राह्मणोंने तुम्हें अद्वारावक्षयण- 
' जिस चिमटे आदिपर अगारे अवक्षीण 
अज्जाग अवक्षीयन्ते यसिन्‌ सन्‍्दं- ! होते भर्थात्‌ पडते हैं, उसे अह्ारा- 
५ । तुम्हें इन ब्राह्मणोने आगमें जलनेवाला 

त्वामक्रत कृतवन्तो त्राह्मणाः, त्व॑ चिमटा ही वना रखा है । 
, अभिप्राय यह है कि मेरेद्वारा तुम्हारा 


दाह हो रहा है-किन्तु तुम्हें इसका 
मानम्‌ इत्यमिप्रायः ॥ १८ ॥| पता नहीं है ॥ १८॥ 


बे ;ं कहते कप पु 
शादों तदड्भारावक्षयणमू--तदू नूनं। कहते हैं-सो निश्च ही 


तु तन्न वृध्यसे आत्मानं मया दह्म- 








देवता और प्रतिष्टास॒हित दिज्ञाओंके ज्ञानकी प्रतिज्ञा 
याज्ञवल्व कि ३ 4 
जवल्क्येति होबाच शाकल्यो यदिदं कुरुपब्वा- 
लानां व्राह्मणानत्यवादीः किं ब्रह्म विद्वानिति दिशो वेद 
- प्रति वेत्थ 
सदवाः सप्रतिष्ठा इति यदिशो वेत्य सदेवाः सप्रतिष्ठाः१& 
'हे याज्षपन्क्य !" ऐसा आाकन्यने कहा, यह जो तुम इन कुरु- 
पाप्तालदेशीय ब्राह्मणोंपर आक्षप करते हो सो क्या तुम ब्रह्मत्रेत्ता हो-- 
एसा समझकर करते हा ? [ याज्वन्क्य-मग ब्क्कज्ञान यह है कि ] मे 
देयता और प्रतिष्ठाके सद्वित दिय्याओंका ज्ञान रखता हूँ |? [ आाकन्य-] 
“यदि तुम देवता और ग्रतिष्ठाके सहित दिज्याओको जानते हो? || १० ॥ 
यातवल्क्थेति होबाच शाकल्य'-,.._ 'हे याज्वन्क्य ७ ऐसा शाकच्यनने 
हम न ' कहा, 'तुमने जो यह करुपाजाल- 
“4 इमाजालाना बानगा- _य दद्णोंका अतिब्राद-अति- 
# 4 के ) आर हे 
नत्ववादा -अन्युक्ततानांसि-ख्य॑ भाषण (€ आशक्षपद्रार तिरस्कार ) किया 


च्राह्मण ५ |] 


शाइरसाष्यार्थ 


श्र, 


ब्कर<220७ ब्कॉडिपक- व्करये:2) 2 नई 32) नव: व्य (००23 यहे72:% व्योद ०:24 व्याई 3:22, यान प्यार 


भीतास्त्वामड्रारावक्षयणं कृतवन्त 
इति--किं अहम विद्वान सन्नेवमधि- 
सक्षिपसि ब्राह्मणान्‌ १ याज्ञवल्क्य 
आह--अह्मविज्ञानं तावदिदं मम 
कि तत्‌ १ दिशो चेद, दिग्विपय 
विज्ञानं जाने । तन्च न केचलं 
दिश एव, सदेवा देवेः सह दिग- 
धिष्ठावृभिः; किश्व सप्रतिष्ठाः प्रति- 
छ्लाम्रिश्व सह । इतर आह--यदू- 
यदि दिशो वेत्य सदेवाः, सम्रतिष्ठा 
इति, सफल यदि विज्ञान त्वया 
प्रतिज्ञातम्‌ ॥ १९ ॥ 


की 5८725. ... 


है कि “ये स्त्रयं भयग्रस्त होनेके कारण 
तुम्हे अंगारे निकालनेका चिमदा बनाये 
हुए हैं), सो क्या तुम ब्रह्मतेत्ता होने- 
के कारण इस प्रकार ब्राह्मणोंका 
तिरस्कार करते हो ” याज्ञवल्क्यने 
कहा, "मेरा ब्रह्मज्ञान तो यह है, क्‍या 
है ? कि मै दिशाओंको जानता हूँ, 
मुझे दिशासम्बन्धी विज्ञानका ज्ञान 
है | वह भी केवल दिशाओका ही 
नहीं, सदेवा तथा सप्रतिष्ठा दिशाओ- 
का ज्ञान है अर्थात्‌ दिशाओ- 
के अधिष्ठाता देवताओंके साथ 
और दिशाओके अधिष्ठानसहित 
उन दिशाओका मुझे ज्ञान है। 
इसपर शाकल्यने कहां, “यदि तुम 
देव और प्रतिष्ठाके सहित दिशाओंको 
जानते हो-यदि तुमने फलसहित 
विज्ञानकी प्रतिज्ञा की है तो! ॥१९॥ 


देवता ओर प्रतिष्ठासहित एूव॑दिशाका वर्णन 
किन्देवतोएस्यां प्राच्यां दिश्यसीत्यादित्यदेवत इति 
स आदित्यः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति चक्षुषीति कस्सिन्नु 
चक्षु; प्रतिडितमिति रूपेष्विति चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति 
कस्मिन्नु रूपाणि प्रतिष्ठितानीति हृदय इति होवाच 
हृदयेन हि रूपाणि जानाति हृदये होव रूपाणि प्रतिष्ठि- 
तानि भवन्तीत्येबमेवैतद्‌ याज्वल्क्य ॥ २० ॥ 


<०० बहदारण्यकोपनियद्‌ [ अध्याय रे 
ब्रज: ७, "2:22, ब्यई2:2:७. "हाई >:2स्‍0- “यई  >7प- बहा >:.आ0 “वाई ->-2;%- नया: व्याए ०-७: नाई _:.स्‍७- न >-2]2७- व्यय: 
'टस पूर्वदिशामें तुम किस ेवतासे युक्त हो ” [ याज्ञवल्क्य-] “वहाँ 
मे आदित्य (सूर्य ) ठेवतावाला हूँ [ शाकन्य--] 'बह आदित्य किसमें प्रतिष्ठित 
है ” [ याज्ञवन्क्य-] नेन्रमें !! [ शाकल्य--] 'नेत्र किसमें प्रतिष्ठित है ” 
[ याज्ववन्क्य--] 'रूपोर्मे, क्योंकि पुरुष नेत्रसे ही रूपोंको देखता है ।? 
[ आाकन्य--] 'रूप किसमें प्रतिष्ठित है ” याज्ञवल्क्यने कहा, 'हृदयपें, 
क्योकि पुरुष हदयसे ही रूपोको जानता है, अत हृदयमें ही रूप प्रतिष्ठित 
है । [ शाकन्य-] 'हे याज्ञवल्‍्क्य | यह बात ऐसी ही है? || २० ॥ 


फिन्देवतः का देवतास्य तव|  त॒म किस देवतावाले हो ? अर्थात्‌ 
टी _ | दिशाखरूपमें स्थित हुए तुम्हारा 
दिग्भूतस | असी हि याज्ञवल्क्यों | कौन देवता है / यहाँ इस प्रकार प्रश्न 
करनेका कारण यह है कि वे याज्ञ- 
दृदयमात्मानं दिक्षु पश्चया विभक्त॑ | वल्क्‍य दिशाओंमें पाँच प्रकारसे विभक्त 
| अपने हृदयोपाधिक आत्माको'दिगात्म! 
दिगात्मभृतम्‌, तदूद्वारेण सबे जग- स्वरूप समझकर ओर उसके द्वारा 
सम्पूर्ण जगत॒को आत्मभावसे जानकर 
दात्मस्वेनोपगम्य,. अहमस्रि , दिक्खरूप हैँ! इस प्रकार खित 
हैं, वह पूर्वाभिमुख है [ इसलिये 
पहले पूर्वदिशाके विपयमें ही पूछा 
जाता है] तया उसका कथन है 
भिमृुख---मप्रतिष्ठाबचनाद: कि प्रतिष्ठासह्िित दिशाओंको जानता 
| है) [ इससे यह जान पडता है कि 
यथा यातवल्क्यस्थ प्रतिता तथेब॒ रद समस्त जगतको आत्मरूप जान- 
फर स्थित है।] इसलिये जेसी 
पन्छति--फिन्देवतस्त्वमस्यां | याज्ञवन्क्यकी प्रतिज्ञा है, बसे ही 
| आाकन्य पूछता है--'तुम इस पूर्व 

विव्यमीति । ' दिशामे कीन-से देवतावाले हो ९? 
सत्र हि बेढे यां यां देवता- | वेदमे सभी जगह पुरुष निस- 
ज्ञिस देवताकी उपासना करता हैं, 
मुपास्ते, टच तद्धतस्तां ता प्रति- इस सोकरम तदरूप हुआ ही वह 


दिगात्मेति व्यवस्ितः; पूवा- 


चप्राप्मण ९ ] शाउ रभाष्याथे ८०१ 
ब्व: 0, ब्व-0 ब्यर्ट 20. 0७, बाई. व्यर्ट( 2 ब्य: 30७ न्यटर>:2७. कर्र 722. -आई५ 4, न "५:७० कई 22% 


पद्यत इति; तथा च वनक्ष्यति-- उस-उस ह 8 है । 
;घ या ॥ / ब० | ऐसा ही “देव होकर देवोमे छीन 
देवो भृत्या देवानप्येति! ( बर० | होता है” यह भ्रुति कहेगी | [अत 


उ०४।१।२) शत | अस्यों | प्रश्न यह है कि] दिशारूपमें स्थित 
प्राच्यां का देवता दिगात्मनस्तवा- , ऐंण तुम्हारा इस पूर्व दिशामें कौन 


अलग ली अधिणता देवता है ? अर्थात्‌ किस 
घिष्ठात्रा, कया दवतयास् ग्रा देवताके द्वारा तुम प्राची दिशाके 


दिग्रपेण सम्पन्न इत्यथः । रूपमें सम्पन्न हुए हो 

इतर आह--आदित्यदेवत ._ इतर ( 0 ) ने कहा, 
इति। प्राच्यां दिशि मम आदित्यो | प्राची विशार्मे | मे आदित्यदेवता- 
अवता अवमासल् सविता अर्थात्‌ पूर्व दिशामे आदित्य 
है मल जज । भेरा देवता है, इसलिये में आदित्य- 
सदवा शत्व॑तदुक्तम, मंत्रातेष्ठा देबतावाला है।इस प्रकार देवतासहित 
शत तु वक्तव्यामत्याह--स प्राची दिया तो कह दी, अब प्रतिष्ठा- 
आदित्यः कसिन्‌ प्रतिष्ठित इति? सहित कहनी है, इसलिये शाकल्य 
चश्ुपीति । अध्यात्मतथक्षुप डिता दै-धह आदित्य किस 
आदित्यों निष्पंन इति हि प्रतिष्ठित है ” [याज्ञवल्क्य-] “चक्षु- 
त्या निष्पन्न इति हि मन्त्र-  |अच्यात्म चक्षुसे आदित्य निष्पन 
आह्णवादा “३ हे (4 के हे है. 
द/--चिक्षोौः ब्यों _ुआ है-ऐसा “चक्षुसे सूर्य उत्पन्न 
अजायत” (यजु० ३१। १२) हुआ” “चक्षुसे आदित्य” इत्यादि 
“चक्षुप आदित्य: ( ऐ० उ० मन्त्र और आह्मण कहते हैं | और 
१।४ ) इत्यादयः; कार्य हि कारणे कार्य कारणमें ही प्रतिष्ठित होता है 
प्रातिष्ठटितं भवति | [अत आदित्य चक्षुमें प्रतिष्ठित है ] । 


कसिन्लु चन्नुः प्रतिष्ठिसमिति? । “चक्ल॒किसमे प्रतिष्ठित है ? 

3.3 हि 'रूपोमें?, क्योंकि रूपात्मक चक्षु रूप- 

रूपाध्याति; रूपग्रहगाय हि रूपा- | को ग्रहण करनेके लिये ही रूपसे 

कक 8 और जिन रूपों- 
त्मक॑ चक्षू रूपेण प्रयक्तम : बैहिं | “रत होता है, भे 

प्‌; यैहि द्वारा वह प्रयुक्त होता है, उन्होंने 

रूप; प्रयुक्त तरात्मग्रहणायारूध॑ | अपनेको ग्रहण करनेके लिये ही चक्षु 

बू० 3० १०१--.१०२ 


<८०्र्‌ 


चृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


ब्गर्टिलप बर्ट 30, बस 2: बर्टन:-230७. व्ा(>-2स्‍ व्याई 2:0७ ब्या +--30 नाई: “कई .-2)0- व्य्टर-- 2७ नाई: 2७, व 2८23., 


चश्षुः | तस्ात सादित्य॑ चश्नुः सह । 
प्राच्या दिया सह तत्स्थें: सर्च 
रूपेपु प्रतिष्ठितम्‌ | 





चक्षपा सह प्राची दिकू सर्वा ' 
स्पभृता, तानि च कसिन्नु रूपा- 
णि प्रतिष्ठटितानीति ? हृदय इति 
होबाच | हटयारत्धानि रूपाणि: 
रूपाकारेण हि हृदय परिणतम्‌ | ' 
यग्माद्‌ हृदयेन हि रूपाणि सर्वों 
लोको जानाति। हृदयमिति बुद्धि 
मनसी एकीक्ृत्य निर्देश: तसादू 
हटये ग्रेव रूपाणि प्रतिष्ठितानि। 
हृदयेन हि स्मरणं भवति रूपाणां 
वासनात्मनाम; तम्माद्‌ हृंदये 
रूपाणि प्रतिष्टितानि इत्यथः । 
एबमेबतद यात्रवल्क्य || २० ॥ 





को उत्पन्न किया है | अत आदित्यके 
सहित चश्लु प्राची दिशा और उस 
दिग्ञामें स्थित समस्त पदार्थेके सहित 
रूपोमें प्रतिष्ठित है | 

[ शाकल्य- ] “चक्षुक्के सहित 
सम्पूर्ण प्राची दिया रूपमात्र है, किन्तु 
वे रूप किसमें प्रतिष्ठित है ” याज्ञ- 
वन्‍्क्यने “हृदयमें! ऐसा कहा | रूप 
हृदयसे आरम्भ ( उत्पन्न ) होनेत्राले 
है, हृदय ही रूपाकारसे परिणत 
होता है, क्योंकि सव॒ लोग हृदयसे 
ही रूपको जानते हैं| 'हदयम! इस 
प्रकार मन और बुद्धिकों एक करके 
कहा गया है, अत हृदयमें ही रूप 
प्रतिष्चि) हैं | वासनारूप रूपोंका 
हृदयसे ही स्मरण होता है, अत 
तात्पय यह है कि हृदयमे ही रूप 
प्रतिष्ठित हैं । [गाकन्य-] 'याज्जे- 
कल्‍्क्य ! यह बात ऐसी ही हैं?॥॥२०॥ 





देयता और प्रतिष्टाऊे सहित दक्षिणदिज्ञाका वर्णन 
किन्देवतोएस्पां दक्षिणायां दिव्यसीति यमदेवत 


इति स यमः कस्मिन्‌ प्रतिटित इति यज्ञ इति कस्मिन्ल 
यज्ञ: प्रतिठित इति दक्षिणायामिति कस्िन्‍्नु दक्षिणा प्रतिछि- 
तेति श्रद्यायामिति यदा छोर श्रदुत्तपथ दक्षिणां ददाति 
प्रद्धाया-हयत्र दक्षिणा प्रतिट्ठितति कस्मिन्नु श्रद्धा प्रतिठ्ितेति 


ब्राह्मण ९ ] शाडूरभाष्याथ ८०३ 
ये 4, नाईक बाई 272: बहा 27 नये 3८2 ब्यई>:220 व्याई>:2 3, न्याई 2 याई (3:23. यह: प्र ०:24७- नाई 2: 


हृदय इति होवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति हृदये 


होव श्र प्रतिष्ठिता भवतीत्येवमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २१॥ 

“इस दक्षिण दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो ” [याज्ञवल्क्य-] 
धयमदेवतावाला हूँ? [ शाकल्य--- ] 'वह यमदेवता किसमें प्रतिष्ठित है ” 
[ याज्ञवल्क्य-- ] 'यज्ञमें । [ शाकल्य--- ] “यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ” 
[याज्ञवल्क्य--] 'दक्षिणामे |? [शाकल्य---] 'दक्षिणा किसमे प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्ञवल्क््य-- ] '“श्रद्धामें, क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा करता है, तभी दक्षिणा 
देता है, अत. श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है ।? [ शाकल्य---- ] “श्रद्धा 
किसमें प्रतिष्ठित है ” याज्ञवल्क्यने कहा, “हृदयमें, क्योंकि हृदयसे ही पुरुष 
श्रद्धाकों जानता है, अतः हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकल्य---] 


ध्याज्वल्क्य |! यह बात ऐसी ही है? | २१ ॥ 


किन्देवतोडसां. दक्षिणायां 
दिश्यसीति पू्॑चत्‌ | दक्षिणायां 
दिशि का देवता तव १ यम- 
देवत इति, यमो देवता मम 
दक्षिणादिग्भूत्य। स यमः कसिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति १ यज्ञ इति-- 
यज्ञे कारणे प्रतिष्ठितो यमः सह 
दिशा । कथ्थ॑ पुनर्यज्ञ्य कार्य 
यम १ इत्युच्यते--ऋत्विग्मि- 
निंष्पादितो यज्ञो दक्षिणया 
यजमानस्तेम्यो यज्ञ निष्क्रीय तेन 
यज्ञेन दक्षिणां दिश॑ सह यमेनामि- 
जयति । तेन यज्ञे यमः कार्यत्वात्‌ 
प्रतिष्ठितः सह दक्षिणया दिशा । 


'किन्देवतोडस्या दक्षिणाया दिशि 
असिःइस वाक्यका अर्थ पूवेवत्‌ समझना 
चाहिये | अर्थात्‌ दक्षिण दिशामें 
तुम्हारा कौन देवता है * 'मैं यमदेवता- 
वाला हूँ अर्थात्‌ दक्षिण दिशारूपसे 
स्थित हुए मेरा यम देवता है |? 'वह यम 
किसमें प्रतिष्ठित है ” भ्यक्षमे? अर्थात्‌ 
दिशाके सहित यम अपने कारणभूत 
यज्ञमें प्रतिष्ठित है । किन्तु यम यज्ञका 
कार्य क्यों है ? सो बतलाया जाता है-- 
यज्ञ ऋत्जोद्वारा निष्पन्न किया जाता 
है. उनसे दक्षिणाद्वारा यजमान यज्ञ- 
को खरीदकर उस यज्ञके द्वारा यमके 
सहित दक्षिण दिशाको जीत लेता 
है| अत. [यज्ञका] कार्य होनेके 
कारण दक्षिण दिशाके सहित यम 
यज्ञमें प्रतिष्ठित है । 


८०2 बूहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्कर्ट क ब्य् >> 23०, न्यर्ट _ 2 क ब्याट “:2ऋ बस :ऋ नई: न्याय डक" नई ये: 222, ब्य्ट2८2)% नई 2८.2७ वाट 2-2 ब्रा >- 
कसिन्नु यज्ञः प्रतिष्ठित इति! . 'यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है ” इसके 
दक्षिणायामिति--दक्षिणया स | उत्तरमें कहा-दक्षिणामे” क्योंकि 
निष्क्रीयत, तेन दक्षिणाकाये बह दक्षिणासे खरीद लिया जाता है, 
यन्रः । कसिन्नु दक्षिणा प्रतिष्ठि- इसलिये यज्ञ दक्षिणाका कार्य हैं। 
तेति ! श्रद्धायामिति--अ्रद्धा नाम ; “किंणा किसमें प्रतिष्ठित है ? श्रद्धा 


| कट श्रद्धासे देनेरक 
दिल्सुत्यम्‌ आस्तिक्यबुद्धिमक्तिस- | श्रद्धासे अभिप्राय है देनेकी 
इच्छा अथांत्‌ भक्तिसहित आस्तिक्य- 


हिता । कथ तखां प्रतिष्ठिता ! 
दक्षिणा ? यम्माद यदा हो अ्रद्धत्ते- | 0 

प्रतिष्ठित है ? क्योंकि जब पुरुष श्रद्धा 
ध्य दक्षिणां ढठाति, नाश्रदधद्‌ | ता है, तभी दक्षिणा देता है 
दक्षिणां ददाति; तस्माच्छद्धायां ' 


धयव दाक्षणा ग्राताष्टतात | 


श्रद्धा किये ब्रिना दक्षिणा नहीं देता। 
उसलिये श्रद्धामें ही दक्षिणा प्रतिष्ठित हैं 
कमिन्नु श्रद्धा प्रतिष्ठितति?! “श्रद्धा किसमे ग्रतिप्रित है” याज्ञ- 
हेदय इति होवाच-- हृदयस्थ हि. वल्क्यने कहा 'हृदयमे!--क्योंकि श्रद्धा 
वृत्तिः श्रद्धा यम्मात्‌ , हृदयेन हि. इदयकी ही बृत्ति है, हठयसे ही पुरुष 
श्रद्धां जानाति, ब्रृत्तिश्व चृत्ति- श्रद्धाको जानता है और बृत्ति वृत्ति- 
मति प्रतिष्ठटिता मवति | तस्मादू मानमें प्रतिष्ठित रहा करती है। 
हेदये प्रेव श्रद्धा प्रतिष्ठिता इसलिये हृदयमें ही श्रद्धा प्रतिष्ठित 
भवतीति । एयमेबतद याज्ष- हे । [ जाकल्य-] '्याज्वल्क्य ! यह 
बल्क्य ॥| २१ ॥ बात ऐसी ही है? ॥२१॥ 








देपता ऑर प्रतिष्टाऊे सहित पश्चिम दिश्याका वर्णन 
किन्देवतोएस्पां प्रतीच्यां दिग्यसीति वरुणदेवत इति 
से वरुण: कस्मिन्‌ प्रतिटित इत्यप्खिति कस्मिन्न्वापः प्रति- 
प्रिता इति रेतसीति कस्मिन्नु रेतः प्रतिष्रिसमिति हृदय 
इति नस्मादपि प्रतिरूष जातमाहहेदयादिव स्प्तोी हृदयादिव 


त्राह्षण ५ ] शाइरसाष्याथे ८०५ 
बर्फ करे बाप: 3, बार, ब्पि ब्वसि ब 2 अएिफ- ब्र्ट 22 व ि2क्‍७० न्यइ(>.22७- नाई 27.4 


निर्मित इति हृदये छोब रेतः प्रतिष्ठितं सवतीत्येवर्मबेतद्‌ 
याज्ञवल्क्य ॥ २२ ॥ 

“इस पश्चिम दिशामें तुम कौन-से देवतावाले हो ” [याज्ञवल्क्य---] 
'वरुणदेवतावाला हूँ |! [ शाकल्य--- ] 'बह वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ” 
[ याज्वल्क्य--- ] 'जलमें |! [ शाकल्य-- ] “जल किसमें प्रतिष्ठित है ” 
[ याज्वल्क््य---]] 'वीर्यमे |! [ शाकल्य--- ] “वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्ञवल्क्य--] “हृदयमें, इसीसे पिताके अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रको छोग 
कहते हैं कि यह मानो पिताके हृदयसे ही निकला है, मानो पिताके हृदयसे 
ही बना है, क्योंकि हृदयमे ही वीर्य स्थित रहता है ।?” [ शाकल्य--- ] 
्याज्वल्क्य ! यह बात ऐसी ही है? || २२ ॥ 

किन्देवतोष्सां. प्रतीच्यां। इस पश्चिम दिशामें तुम किस 
दिश्यसीति १ तस्यां वरुणो5घिदे- | देवतावाले हो ” “उस दिशामें मेरा 
बता मम। स वरुणः कसिन्‌ प्रति- | अविश्वतृदेव वरुण है ।! "वह वरुण 
छित इति १ अप्स्बिति--अपां | िसमे प्रतिष्ठित है.” “हमें 
हि वरुणः कार्यमू, “अद्धा वा | कि वरुण जडका ही कार्य है, 


जेसा कि “श्रद्धा ही जल है,” “अ्रद्धासे 

५ (६ 
आप शरद्धातो वरुणमसृजत बरी ता हगादि अतिसे लि 
इति श्रुतेः । कसिन्‍्न्वापः प्रति-| क्षेता है| '्जछ किसमें प्रतिष्ठित है ” 


छविता इति १ रेतसीति--“'रेतसो | धवीर्यमें--यह बात “वीर्यसे जलकी 
ह्यापः सृष्टाः” इति श्रतेः । रचना हुई” इस श्रुतिसे कही गयी है। 


कसिन्लु रेतः प्रतिष्ठितमिति?! | वीर्य किसमें प्रतिष्ठित है » 


हृदय इति--यस्माद्‌ हृदयस्य काये “हृदयमें,--- क्योंकि वीये हृदयका ही 


-.. | कार्य है । काम हृदयकी बृत्ति है, 
रेतः । कामों हृदयसथ इत्तिः, क्योंकि कामीके हृदयसे ही वीर्य 


कामिनो हि हृदयाद्रेतो5घिस्कन्द्‌- स्खलित होता है। इसीसे पिताके 
ति। तसादपि प्रतिरुपसनुरूप॑ | प्रतिरूप-अनुरूप उत्पन्न हुए पुत्रके 


८०८६ बृहदारण्यकीपनिप्रद [ अध्याय रे 
अर्ट 2, ब्क -क- ब्या्ट न "कई न"? अ बाई गत पक, ब्याह पक. ब्ट-2फ आकर व्या्ट-:2आक नया, बन: नये" 
पुत्र॑जातमाहुलोकिकाः--अस्य | विषयमे छोकिक पुरुष ऐसा कहते 
कि > 2 
हैं कि यह पुत्र मानो अपने पिताके 
हे हृदयसे ही सृत्त-विशेपरूपसे नि सुत 
निःसतः हृदबाठदिव निम्मितों यथा | हुआ है, स्र्णसे बने हुए कुण्डलके 
मुबर्णेन निर्मितः कुण्डलः | तसमादू | न मानों यह उसके हदयसे ही 
| /,.. ,,. [ब्रा है, अत, हृदयमें ही वीय॑ 
हठय स्व रत, ग्ताप्टठत भवतात | प्रतिष्रित है । १ ध्याज्ञवल्क्य | यह 


एयमेबेतद याज्वल्वय )| २२ ॥ । ब्रात ऐसी ही है? ॥२२॥ 


ब्घोो सससस्ट्टिमलिट्सि्ञजाततत त 


पितुद्देद्यादिवायं पुत्र: सृप्तो वि- 


देवता और प्रतिष्टाके सहित उत्तर दिश्ाका वर्णन 

किन्देवतोउस्पामुदीच्यां दिश्वसीति सोमदेवत इति 
से सोमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति दीक्षायामिति कस्सिन्नु 
दीक्षा प्रतिट्ठितिति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहुः सत्य 
बदेनि सत्ये होव दीक्षा प्रतिछठितेति कस्मिन्नु सत्यं प्रतिठित- 
मिति हृदय इति होदाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदये 
थेबर सत्य प्रतिष्ठित भवरतीत्येवमबेतद याज्ञवल्क्य ॥ २३॥ 
न उत्तर विश्ञाम तुम किस देवतावाले हो? [ मावबन्कयेन्ल- ] 
'सामदेयलायात हैं ।' [ झाकन्य-- ] 'बह सोम किसमें प्रतिष्ठित है ” 


[ पागयरत्म--] धदीक्षाम।' [शाकन्य- ] दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित 
८ ” ( याश्यन्त्य-- ] सम, इसीसे दीक्षित पुरुषसे कहते हैं कि 


साय बार, क्योंकि साथमे ही दीक्षा प्रतिष्ठित है ।! [ शाकन्य - ] ध्सत्य 
शिसमे प्रतिष्रित है? छदयमें ।! ऐसा याज्वल्क्यने कहा, क्‍योंकि पुरुष 
टापसे है सायफ्ो जानता 2, अत छयमें ही साथ प्रतिप्रित हैं । 

/ शायन्य -] परायन्‍न्‍्क्य ' था बात णेसी ही है? | २३ ॥ 
किन्देबतो5स्थामदीच्यां दिव्थ- उस उत्तर दिशा तम कौन 
देवतायारे हो ” ध्मोमदेव्ताबाला हैं! 


सोति ? सोमदेबत टति--सोम -- सोम उस शब्दसे सामटता और 


ब्राह्मण ५ ] 


शाडूरभाष्यार्थ 


८०5 


ब्वलप, " जार फर्क 3 नाईट: न्यरे ल अन्य ८224७ व्योद ०० क नाई 2०220 व ०-22%- नहा -२० 22% न्याई >:-क- नया 223, 


इति लतां सोम॑ देवतां चेकीकृत्य 
निर्देशः । स सोमः कसिल्‌ प्रति- 
छत इति १ दीक्षायामिति -दी- 
क्षितो हि यजमानः सोम॑ क्रीणाति ; 
क्रीतेन सोमेनेष्टा ज्ञानवानुत्तरां 
दिशं प्रतिपद्यते सोमदेवताधिष्ठितां 
सोम्याम्‌ । 

कसिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति ९ 
सत्य इति; कथम्‌ १ यस्ात्‌ सत्ये 
दीक्षा प्रतिष्ठिता, तसादपि दीक्षि- 
तमाहुः---सत्यं बदेति; कारणगश्रेषे 
कार्यश्रेषो मा भूदिति; सत्ये होष 
दीक्षा प्रतिष्ठितेति । कसिन्नु 
सत्यं प्रतिष्ठितमिति १ हृदय इति 
होवाच ; हृदयेन हि सत्य 
जानाति ; तसाद्‌ हृदये 
होव सत्य॑ प्रतिष्ठितं मवतीति | 


सोमदेवताको एक मानकर, निर्देश 
किया गया है। 'वह सोम किसमें 
प्रतिष्ठित है ” दीक्षामें'--क्योंकि 
दीक्षित यजमान ही सोमको खरीदता 
है और खरीदे हुए सोमसे यजन करके 
वह ज्ञानवान्‌ सोमदेवतासे अधिष्ठित 
सोमसम्बन्धिनी उत्तर दिशाको प्राप्त 
होता है | 


दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है » 
'सत्यमे? ; किस प्रकार ? क्‍योंकि 
दीक्षा सत्यमें प्रतिष्ठित है, इसीसे 
दीक्षित पुरुषसे कहते हैं कि 'सत्य 
बोछो? जिससे कि [ सत्यरूप ] 
कारणका नाश होनेसे [दीक्षारूप ] 
कार्यका नाश न हो, अतः सत्यमें 
ही दीक्षा प्रतिष्ठित है | 'सत्य किसमे 
प्रतिष्ठित है ” इसपर याज्ञवल्क्यने 
कहा, 'हृदयमें , क्योंकि हृदयसे ही 
सत्यको जानता है; इसलिये सत्य 
हृदयमें ही प्रतिष्ठित है।? [शाकन्य-] 
प्याजवलक्य | यह वात ऐसी 


ए्वमेबेतद्‌ याज्वल्क्य || २३ ॥ | ही है? ॥ २१॥ 
+म्कली 28 +- 
देवता और प्रतिष्ठाके सहित ध्रुव दिद्याका वर्णन 
किन्देवतोषस्पां धुवायां द्वियसीत्यगिदेवत इति 
सो5मिः करिसिन्‌ प्रतिष्ठित इति वाचीति करिसिन्नु वाक प्रति- -. 


<०८ 


बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


बरस, बिल ब्यससटिक बईए 2 बईए 2७ व: च्याई 2:22 व्यई-:2:%- नई: ८७ बज: "कई 20 “कर्०: 


एछितेति हृदय इति कस्सिन्नु हृदय प्रतिष्ठिलमिति ॥ २४ ॥ 


इस शुवा दिशार्मे तुम कौन 
अग्निदेवतात्राल्ा है ।! [ शाकन्य-- ] 


देवताव्राले हो ” [ याज्ञवल्क्य-- ] 
धयह अग्नि किसमें प्रतिष्ठित है ” 


[ याज्रवन्‍्क््य--- ] 'बाकमें ! [ शाकन्य-- ] 'बाक्‌ किसमें प्रतिष्ठित है ? 
[ याज्नतन्क्य-- ] 'हृदयमें ।! [शाकल्य--- ) हृदय किसमें प्रतिप्रित 


है? ॥२४०॥ 

किन्देवता5स्ां भ्रुवायां दिव्य- 
सीति । मेरोः समन्ततो चसताम- 
व्यभिचारादृ्ध्या दिग्‌ धुवेत्यु- 
च्यते | अभिदेवत इति-ऊर्ध्वायां हि 
प्रकाशभूयस्त्वम्‌ , प्रकाशश्राप्रिः | 
सो5म्िः कमिन्‌ प्रतिष्ठित इति १ 
वाचीति। कसिन्नु वाछ प्रतिष्ठि- 
तेति १ हृदय इति | 

तत्र यातवल्क्यः सवासु दिल्लु 
विप्रसुतेन हृठयेन सर्चा दिख , 


आत्मस्वेनाभिमम्पन्नः; संदेवाः 


[0 


सप्रतिष्ठा दिग आत्मभृताम्तस्थ 


नामरूपकर्मात्मभृतस बातवल्क्य- | 


इस घ॒वा दिशामें तुम कोन देवता- 
वाले हो ” भेरुके चारो ओर निवास 
करनेवाले लोगोंकी दृष्टिसे ऊष्षे दिशा- 
का कमी व्यभिचार नहीं होता, इसलिये 
बह धुत्रा कही जाती है। [याज्ञवन्क्य-] 
मैं अग्निदेवतावाला हूँ। क्योंकि 
ऊब्ब दिशामें प्रकाशकी वहुलता है 
और प्रकाश ही अग्नि है। 'बह अग्नि 
किसमें प्रतिष्ठित है. ” ध्वाकमें ।! 
और वाक्‌ किसमे प्रतिष्ठित है ” 


' 'हृदयमे |! 


उस समय समस्त दिशाओंमें फैले 
हुए हृदयके द्वारा याज्ञवल्क्य सम्पूर्ण 
दिशाओंकी आत्मभावसे प्राप्त था, 
अर्थात्‌ नामरूप और कर्मके स्वसूप- 
भूत उस याज्ञवस्क्यकी देवता ओर 
प्रतिषाके सहित सम्पूर्ण दिशाएँ 


, आत्ममृत थीं। जो रूप था, वह 


सथ। बद रूप तत्‌ ग्राच्या दिया सह 
हृठयभूत॑ यातवल्क्यस्। यत्‌ केव ले 


पूर्वदियाके सहित याजकत्क्यका हृदय- 


स्वरूप हो गया या। तथा जो केंबठ 


प्राह्मण ५ | 


शाउरभाष्यार्थ 


८०९ 


गई ये ७० न्क्ि---औ चर 2-00. व्य 20७ न्य्ट 23 नव" 3७- ब्यॉ-:)2%- व्यास"). नए > ५ 7 प्यए म-22%- ब्यर्2)क व्याई ने", 


कमे पुत्रोत्पादनलक्षणं च ज्ञान- 
सहित॑ चसह फलेनाधिष्टात्रीमिश 
देवताभिद॑ क्षिणाप्रतीच्युदीच्यः 
करमफलात्मिका हृदयमेव आप- 
नास्तस : भुवया दिशा सह नाम 
से बाग्द्वारेण हृदयमेत्र आपन्म्‌ । 
एतावद्भीद॑ सर्बम, यद॒त रूप॑ 
वा कर्म वा नाम वेति तत्‌ सर्व 
हृंदयमेव ; तत्‌ सर्वात्मक॑ हृदय॑ 


पृच्छथते-कसिन्नु हृदयं प्रतिष्टित- 
मिति ॥ २४॥ 


कर्म, पुत्रोत्पादनरूप कर्म और ज्ञान- 


' सहित कम थे वे अपने फल और 


अधिष्ठातृदेबोंके सहित कर्मफ़लरूप 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओके 
साथ उसका हृदय ही हो गये थे । 
तथा धुव्रा दिशाके सहित सम्पूर्ण 
नाम भी बाकके द्वारा उसके हृदयको 
ही प्राप्त हो गये थे। 

जो कुछ रूप, कर्म अथवा नाम 
है, यह सत्र इतना ही है और वह 
सत्र टदय ही हैं, उस सर्वात्मक 
हृदयके तिषयमे प्रश्न किया जाता है--- 
पट्दय किसमे ग्रतिप्ठित है ” |२४॥ 


अीज+-+ ४ -++ 


हृदय और शरीरका अन्योन्याश्रयत्व 
अहह्िकेति होवाच याज्ञवल्क्यो यत्रेतदन्यत्रास्मन्म- 
न्‍य ञे 2, बिक डे 
से यड्ब्ेतदन्यत्रास्मत्स्याच्छवानो वैनद्द्युवेया"सि वैन- 


ह्विमथ्नीरन्निति ॥ २५ ॥ 


याज्ञवल्क्यने 'अहछिक ! ( प्रेत | )” ऐसा सम्बोधन करके कहां--- 
'जिस समय तुम इसे हमसे अलग मानते हो, उस समय यदि यह हमसे 
अलग हो जाय तो इसे कुत्ते खा जायें, अथवा इसे पक्षी चोच मारकर मथ 


डाले! ॥ २५॥ 
अहलिकेति होगाच याज्ञ- 
पल्कयः, नामान्तरेण सम्बोधन 


याज्ञवल्क्यने 'अहछिक' ऐसा कहा। 


अर्थात्‌ [प्रेतवाची]) अन्य नामसे 


कृतवान्‌। यत्र यसिन्काले, एतदू | सम्बोधन किया । जिस समय यह 
का मल आज 
१. “अहनि छीयते इति अह्लिक:” जो दिनमें लीन हो जाता है वह अहल्लिक 


अर्थात्‌ प्रेत है । 


८१० वृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 


न्यास पक "9 कक जाई य-2फ च्याई +- 2 जे: नया >-2)% न्याई २0.७ जया: >०:क व्याई ०:29 नया: बॉ २:24 ब्रज: क. 


हृदयमात्मास्य शरीरस्थान्यत्र क्न- ' हृदय-इस शरीरका आत्मा हमसे 


चिदेशान्तरे, अस्रदस्मत्तों वर्तत 
इति मन्यास मन्यसे--यद्धि यदि 
थ्ेतद हृद्यमन्यत्रासत्‌ स्याद्‌ मवेत्‌, 
श्वानों वेनच्छरीरं तदा अद्यु), 
वयांसि वा पक्षिणो वनदू विमथ्नी- 
रन्‌ बिलोडयेयुः विकर्परलिति । 
तम्मान्मयि. शरीरे 
प्रतिष्ठितमित्यर्थः । घरीरस्यापि 


हृदय ' 


अन्यत्र किसी देशान्तरमें रहता है-- 
ऐसा मानते हो, उस समय यदि इस 
शरीरसे यह हृदय--आत्मा अन्यत्र हो 
जाय, तो इस शरीरको या तो कुत्ते खा 
जायें या पक्षी इसे विमथित-विलोडित 
कर दें यानी चोंच मार-मारकर नोच 
डालें। अत, तात्पय यह है कि हृदय 
मुझ शरीरमें प्रतिष्ठित है। शरीर भी 


नामरूपक्मात्मकत्वाद हृदये प्रति- . नाम, रूप एवं कर्ममय होनेके कारण 
प्वितत्वम्‌ ॥ २५ ॥ | हृदयमे ही प्रतिष्ठित है ॥२७॥ 


*, 
३ 


समानपर्यन्त चरीरादिकी प्रतिष्ठा तथा आत्मस्वरूपका वर्णन और 
ग़ाकल्यका भिरःपतन 


हृदयशरीरयोरवमन्योन्यग्रति- 
प्लोक्ता कायेकरणयोः : अतस्त्वां 


पृच्छामि-- 


[ शाकल्य-] इस प्रकार तुमने 
कार्य और करणरूप शरीर एवं हृदय- 
की परस्पर प्रतिष्ठा बतछायी , इसलिये 


' में तुमसे पूछता हँ--- 


करिमन्नु त्व॑ चात्मा च प्रतिछ्ठितों स्थ इति प्राण 
इति कस्मिन्नु प्राणः प्रतिठ्ठित इत्यपान इति कस्मिन्न्व- 
पानः प्रतिठ्ठित इति व्यान इति कस्मिन्नु व्यानः अतिएित 
इत्युदान इति कस्मिन्नद्ानः प्रतिठित इति समान इति 
से एप नेनि नेत्यात्मागह्यो न हि गृह्यमतेह्योयों न हि 
ओयते$सड़ो न हि सज्यतेषसितों न व्यथते न रिप्यति | 





ब्राह्मण ९ ) शाहरभाणष्याथे <१५ 


ऑफ ब्बॉ 2 9 ब्यॉय- 2७. ब्वॉट-प७ न्वय<- 2 ०्कॉए:2%- बकरे "का (20 प्य< 729: ब्कर 3८229 न्याईए 2:22 न्य्ई:अक 
एतान्यष्टावायतनान्यष्टो छोका अष्टो देवा अष्टो पुरुषाः 

स यस्तान पुरुषान्निरुद्म प्रत्युह्यात्यक्रामत्तं त्वोपनिषदं पुरुष 

पृच्छामि तं चेन्मे न विवक्ष्यसि मूधां ते विपतिष्यतीति। 

तः*ह न मेने शाकल्यस्तस्य ह मूधों विपपातापि 

हास्य परिमोषिणो(स्थीन्यपजहुरन्यन्मन्यमानाः ॥ २६॥ 


'तुम (शरीर) और आत्मा (हृदय ) किसमें प्रतिष्ठित हो » 
[ याज्ञसल्क्य-- ] 'प्राणमें ।! [ शाकन्य-- ) 'प्राण किसमे प्रतिष्ठित है ? 
पअपानमें |? 'अपान किसमे प्रतिष्ठित है ” '्व्यानमें ।! 'व्यान किसमें 
प्रतिष्ठित है ” ५उदानमें |” 'उदान किममे प्रतिष्ठित है ” प्समानमें 
जिसका [ मघुकाण्डमें ] 'नेति-नेति! ऐसा कहकर निरूपण किया गया है, 
वह आत्मा अगृद्य है--बह ग्रहण नहीं किया जा सकता, भशीर्य है--- 
वह शीर्ण ( नष्ट ) नहीं होता, असह्ग है--बह ससक्त नहीं होता, असित 
है -- वह व्यथित और हिंसित नहीं होता | ये आठ आयतन हैं, आठ 
लोक हैं, आठ देव हैं और आठ पुरुप हैं | वह जो उन पुरुषोंको निश्चय- 
पूवंक जानकर उनका अपने हृदयमें उपसंहार करके औपाधिक धर्मोका 
अतिक्रमण किये हुए है, उस औपनिषद पुरुषको मै पूछता हूँ, यदि तुम 
मुझे उसे स्पष्टटया न बतछा सकोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर जायगा। 
किन्तु शाकन्य उसे नहीं जानता था, इसलिये उसका मस्तक गिर गया। 
यही नहीं, अपि तु चोरलोग उसकी हड्डियोंको कुछ और समझकर चुरा ले 
गये ॥ २६॥ 
कसिन्नु त्व॑ च शरीरमात्मा | तुम शरीर और तुम्हारा आत्मा- 
च तब हृदय॑ प्रतिष्ठित थथ इति? | हृदय किसमें प्रतिष्ठित हो ” 'ग्राणमें ; 
ग्राण इति ; देहात्मानों ग्राणे | देह और आत्मा-ये दोनों प्राणमें-- 
प्रतिष्ठितो स्यातां ग्राणबृत्तो | | प्राणदइत्तिमें प्रतिष्ठित हैं ।” 'ग्राण 


ज्ण्ट उप बन बस: बट नई: 2 ब्कॉ  क न्या 0० निज) व्याई ०-७ व्यॉ् 2 %, नहई-2238., ब््ट--, 
कसिन्नु ग्राणः प्रतिष्टित इति, किसमें प्रतिष्ठित है श “अपानमें, 
किक [अप हैं पानवृत्तिद्वारा की जा चह्‌ 
प्रागेव प्रेयात्‌ अपानइत्या चेन्न नि- पानइत्तिद्वारा रोकी न जाय तो वह 
गृद्येत | कम्न्न्वपानः प्रतिष्ठित 
० | “अपान किसमें प्रतिष्ठित है ” पब्यान- 
[0 ३] | में 
व्रीत्तघ एव यायात्‌ पग्राणवात्तथ | 
भ्रागेत, मध्यग्यंया चेद व्यानइृस्था वृत्तिसे न रोकी जाय तो अपानवृत्ति 
मी कक आम लि ली चिजों ही चली जाय और प्राणबृत्ति 
प्रति्तित हरि ति-- | ऊपरको ही निकल जाय !” 'व्यान 
4 डइत ९ उठाने इत-- | किसमें प्रतिष्ठित है 2 “दानमें,--- 
ठग्पानीये 6 [ विप्यगे | रू का 5 
/ चेन्न निवद्भाः, विप्चगे- उदानवृत्तिमें बेच्री न हों तो सब 
इति ! समान इति--समानग्रतिष्ठा | प्रतिष्ठित है ” 'समानमें--ये सब 
थैता सर्वा वृत्तयः | वृत्तियाँ समानमें ही प्रतिष्ठित है |? 
वायवोडन्योन्यप्रतिष्ठा', सद्दातेन और प्राण-ये परस्पर प्रतिष्ठित 
हैं ओर विन्नानमयके लिये प्रयुक्त हो- 
प्रयुक्ता इति । सर्बमेतद्‌ बेन होते हैं। यह सब जिसके दवा 
नियत यस्िन ग्रतिप्ठितमाका- नियत हैं, जिसमे प्रतिष्ठित है. और 
है, उम निरुपाविक साक्षात्‌ अपरोक्ष 
ला | अक्षका निर्देश करना है, इसीसे यह 


<१२ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
अपान इति--सापि प्राणवृत्तिः | कि वह ग्राणइत्ति भी यदि 
' ऊपर-ही-ऊपर बाहर निकल जाय |! 
इति ? व्यान इति--साप्यपान- के धुल 
में,---क्योंकि यदि मध्यत्रतिनी व्यान- 
न नियृद्ेत । कसिन्नु ज्यानः 
सबरोस्तिल्नोषपि बृत्तय उदाने की- , यदि ये तीनों वृत्तियाँ कीलस्थानीय 
चेयुः। कसिन्नूद्ानः प्रतिष्ठित | ओर ही चली जायें |” “उठान किसमें 
एतदुक्त॑ं मवति--शरीरहृदय- यहाँ कहा यह गया है कि गरीर, 
न नियता (0 «७ विज्ञानमयार्थ 
यता बतेन्ते विज्ञानमयार्थ- किया 
| कर सद्दातरूपसे नियमपूर्वक प्रद्नत् 
थान्तमोतं च ग्रोत॑ च, तस्य निरू- , गे यह आकाअपर्यन्त ओतग्रोत 
निर्देश कंतव्य हक ट्त्यय हा हद ्‌ 
5 श*' कतब्य इत्ययमासम्म' | आग आमग्म्भ किया जाता है। 


पाधिकरस्य साक्षाठपगेक्षाद तद्मणों | 


मी ज  मीकज ७... । 
स्‌ एपए:ः--स था नांत नतात , सण्प ---बह, जिसका कि मधु- 
, काण्डम ेति-नेति! इस प्रकार 
८ ८ ७ पफाण्डे बह निर्दे ज्क ्ड 
निदिश मबुकाण्ड, एप सः। निर्देश किया गया है, यह €। 


ब्राह्मण ९. ] 


शाइूरभाष्याथ 


<९३ 


ब्32)%- व्याई 2-3७. चई ०:०४ नई 3-32 व्यॉई2:.3%- नया. ८५७ “्याई (23%: व्या-23- नया 2५७, नाई >:2क्‍%, व्यलिीटे कर आल. 


सो्यमात्मागृद्यों न गृद्मः 
कथम्‌? यसात्‌ सर्वकार्यधर्मातीतः, 
तसादगृह्यः | कुतः ? यसान्न हि 
गृह्मते | यद्धि करणगोचर॑ व्या- 
कृत॑ वस्तु, तद्‌ ग्रहणगोचरम्‌; इदं 
तु तद्विपरीतमात्मतक्ततम्‌ | 

तथाशीय; ; यद्धि मूर्त संहत्त 
शरीरादि तच्छीयते ; अय॑ तु 
तह्विपरीतोझतो न हि शीर्यते । 
तथासज्ञी मरूर्तों मूर्तान्तरेण 
सम्बध्यमानः सज्यततेड्यं च तद्दि- 
परीतो5तो न हि सज्यते | तथा- 
सितो5बढ:, यद्धि मूर्त तदू बध्यते ; 
अय॑ तु तहिपरीतत्वादबद्धत्वान्न 
ज्यथते, अतो न रिष्यति-ग्रह- 
णविशरणसम्बन्धकार्यधर्मरहित- 
त्वान्न रिष्यति न हिंसामापद्यते 
न विनश्यतीत्य्थः | 


वह यह आत्मा अगृद्य है, ग्रहण करने 
योग्य नहीं है, किस प्रकार * क्योकि 
यह समस्त कार्यधर्मोसे अतीत है, 
इसलिये अगृद्य है | क्‍यों अगृद्य है 
क्योकि यह ग्रहण नहीं किया जा 
सकता । जो व्याकृत वस्तु इन्द्रियका 
विषय होती है, वही ग्रहणका विषय 
होती है, किन्तु यह आत्मतत्त तो 
उससे विपरीत है । 

इसी प्रकार यह अशीर्य है , जो 
मूर्त और सहत शरीरादि है, वे ही 
शीणे होते हैं, , यह उससे विपरीत 
है, इसलिये यह शीर्ण (नष्ट) नहीं 
होता । तथा यह असन्न है। मूर्त 
पदार्थ ही किसी दूसरे मूर्त पदार्थसे 
सम्बद्ध होनेपर उसमे ससक्त होता 
है, यह उससे विपरीत स्वभाववाला 
है, इसलिये कहीं संसक्त नहीं होता | 
तथा यह असित-अबद्ध है, क्योंकि 
जो पदार्थ मूते होता है, वही बँधता 
है; किन्तु यह उससे विपरीत 
[अमूरत ] और अबद्द होनेके कारण 
व्यथित नहीं होता और इसीसे रेष 
(हिंसा ) को नहीं प्राप्त होता है- 
ग्रहण, विशरण, सम्बन्ध आदि कारये- 
धर्मोसे रहित होनेके कारण यह रेष 
अर्थात्‌ हिंसाको नहीं प्राप्त होता , भाव 
यह कि वह कभी नष्ट नहीं होता | 


<१४ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
ब्कर्टिय- ० बर्टनिग 3 बट 7? बन. कस 3 बल) “कट 3-09 यई272% "कई ब्य- ०7०७७. «कई >2%- "आर 2223... 
क्रममतिक्रम्य ओऔपनिपदस्य । यहाँ श्रुतिने उतावढीके कारण 
पुरुपस्स आख्यायिकातो5पसृत्य को छोडकर आख्यायिकासे हटकर 


कप निर्देश आऔ नि पानपद पुरुषका 
श्रुत्या स्वन रूपेण त्वस्या , | औपनिपद पुरुषका स्वरूपत निर्देश 


पुनराख्यामिकामेवा- ' कर दिया है , इसलिये अब फिर आख्या- 
का अप न कक यिकाका ही आश्रय लेकर कहती है 


श्रत्याह--णतान यास्युक्तान्य- वे जो ध्यृथिव्येत्र बस्यायतनम्‌ इत्यादि 
ट्ावायतनानि 'प्रथिव्येव यस्था- प्रकारसे वर्णित आठ आयतन, “अग्नि- 
यतनम' इत्येबमादीनि, अष्टों , लोक! आदि आठ लोक, “अम्ृतमिति 
लोका अग्निलोकादय:, अ्टौ देवा: * “पे इत्यादि प्रकारसे कहे हुए आठ 
(अमतमितिध्यनान गा 

३ ' पुरुष बतलाये गये हैँ, जो कोड इन 
दयः, अष्टों पुरुषाः 'शारीरः पुरुष;” , शारीरप्रभति आठ पुरुर्षोको निरुद्य- 
इत्यादयः; स यः कश्षित्‌ तानू पुरुषा- निश्चयपूर्वक ऊहा करके अर्थात्‌ इनका 


ज्ञारीरप्रभृतीन्‌ निरुद्य निश्रयेनोद् ज्ञान प्राप्त कताकर आयतन, लोक, 
मर मल हो निश्चयेनोद्य| 4 और पुरुपरूप चार. मेडोंके 
गमायत्वाष्ट चतुप्कभंदन लोक- | समुदायके क्रमसे आठ विभार्गोद्वारा 
ख्ितिमुपपाद्, पुनः प्राचीदिगा- | ठोकस्थितिके अनुकूल विस्तारपूर्वक 
नल उपपादन कर फिर प्राची दिगादिके 
दिद्वारंण प्रत्युद्य उपसंहत्य स्वा- पर " 

के हि मर की ता | दशा उन्हे स्त्रात्मामें--अपने हृदयम 
त्मान हद यत्यक्रा मदातक्रान्तवा - प्रत्युद्य अर्थात्‌ उपसहत कर उपाबधि- 
नुपाधिधम हहठयाश्रात्मत्वम्‌ ; रे हृदयादिरूपताका अतिक्रमण 
स्वत लव शिवा गज पी क्ष॒बरादिवर्मरहित 
कक के कप ५... , औपनिपद पुरुष अपने ही खख्ूप- 
निपदः पुरुषा$्णनायादिवर्जितः से स्थित और उपनिपदोमें ही विक्य 
उपनिपत्म्वेब विज्ेयो नान्यप्रमा- | है किसी अन्य प्रमाणसे नहीं जाना जा 
णगम्यः, त॑ त्वा तवां विद्याभिमा- । सकता, उस परुषके त्रिपयर्म मत्रिद्याका 
निन॑ प्ररुष प्च्छामि। त॑ चेद यदि आभमान रखनवाले तुमसे प्रश्न करता 
निन पुरुष इच्छाम। ते चद याद | है, यदि तुम मरे प्रति उसका व्रित्रि- 
में न विवक्ष्यसि विम्पर्ट न कथ-  स्यान-विश्रेष स्पष्टरपले निरूपण 








च्राह्मण * ] शाहरभाष्याथ ट्श्५ 
नया कई >2)% बॉ 3:22%- नया: नया ८2स्‍%- ब्कॉ:>:3क- नहा ए>-2)0७ नए >:2%- व्याद 2 वन्य 2८2. नो (“72% नया 2-20 
यिष्यसि, सूधो ते विपतिष्यती- | नहीं करोगे तो तुम्हारा मस्तक गिर 
त्याह याज्ञवल्क्यः । | जायगा?-ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा | 


| 
त॑ त्वोपनिषदं पुरुष शाकल्यो | उस औपनिषद पुरुषको शाकल्य 
न मेने ह न विज्ञातवान्‌ किल : | हों जानता था-उसे उसका 


हे पति ' स्पष्ट ज्ञान नहीं था, अत उसका 
+ | 
तस्थ ह मूधों विषपात विपतितः । | मस्तक विपपात अर्थात्‌ गिर गया। 


कप भ्रुतेवचन॑ + 
समाप्ताज्यायका । श्रुतेवेचनं , बस, आख्यायिका समाप्त हो गयी। 
तं ह न मेन इत्यादि । कि चापि ५्त ह न मेने? इत्यादि श्रुतिके वचन 
हास्य परिमोषिणस्तस्करा अस्थी- हैं | यही नहीं, उसके शिष्यगण जो 
न्‍्यपि संस्कारार्थ शिष्येनीयमा-  >त अस्थियोको संस्कारके ढिये 


' घरकी ओर ले जा रहे थे, उन्हे 
गृहान्‌ प्रत्यपज्ञह: शा | --लुटरोने [0] ण्ज् 
नानि गहान्‌ 3४जअपहत परिमोषी छीन लिया | क्‍यों * 


चन्तः। किन्निमित्तम्‌ अन्यद्‌ धन | उन्हे ले जाये जाते हुए कोई अन्य 
नीयमान॑ मन्यमानाः | | घन समझकर | 
|| 


ह्याख्यायिकेह शी | है. हा 
पूवेबृत्ता हमार सखचि-। यह पहले घटी हुई आख्यायिका ही 


। रू पर 
ता। अध्टाध्याय्यां किल शाकल्येन | सूचित की गवी है। अथ्यरीमे 
शाकल्यके साथ याज्ञवल्क्यका समान- 
याज्ञवल्क्यय्यसमानान्त एवं | पर्यन्‍्त ही संवाद हुआ है, फिर 


किल संवादो निृत्तः : तत्र याज्ञ- ' याज्ववल्क्यने उसे शाप दिया है कि 


चरक्येन शापो दत्त:--प्रेषतिथ्ये . पे. उप्पक्षेत्रातिरिक देश और पुष्य- 
कक मम तिथियून्य कालमे मरेगा और तेरी 


सरिष्यसि न तेडखीनि चन गृहान्‌. हड्डियों भी घरतक नहीं पह़ेंचेंगी ।/ 

प्राप्यन्तीति। सह तथेव ससार | | वह इसी प्रकार मरा । यहाँतक कि 
परिमो- | + स्त समझकर उसकी हड्डियो- 

तस्य हाप्यन्यस्मन्यसाना यन्मृन्य्‌ ह + लुटेरे ज इसलिये 

मे पर हे को छुटेरे ले गये; इसलिये उपवादी 

पिणोड्खीन्यपजहुः ; तसाज्नोप- 


(तिरस्कार करनेवाला ) नहीं होना 
वादी स्यादुत होव॑वित्‌ परो भवती- | चाहिये. क्योंकि ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ होता 





१. यह बृहदारण्यकसे पूर्व वर्ती कर्मनिषयक अन्य है । 


८२८ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय हे 
ब्वर्ट 4 व्यास १ आप पक नकद: पक ब्या्>:222 बयर्टए>- पर, व्यॉ 2८: व्या् -- 2, वाई कक चयई222 व्याई २८), व्या--- 


ति | सेपा आख्यायिका आचा- | है। यह आख्यायिका यहों आचार- 


गथ॑ खूचिता विद्यास्तुतये प्रदशन और विद्याकी स्तुतिके छिये 
चेह ॥| २६ ॥ | सूचित की गयी है ॥२६॥ 





याज्नवल्क्यका सभातदोंकों प्रथ करनेके लिये आमन्त्रण 


यस्थ नेति नेतीत्यन्यप्रतिपेध- 
द्वारेण ब्रह्मणो निर्देशः कृतः, तस्य 
विधिमुखेन कथ॑ निर्देशः कतंव्य, 
इति पुनराख्यायिकामेव आश्रि- 
त्याह मल॑ च जगठों वक्तव्यमि- 
ति। आख्यायिकासम्बन्धस्त्व- 
त्रह्मविदा ब्राह्मणाज्लित्वा गोधनं 


हतेव्यमिति । न्‍्याय॑ मत्वाह-- 


जिस ब्रह्मका "नेति-नेति! इस 
प्रकार अन्य पदार्थोके प्रतिपेषरद्वारा 
निर्देश किया गया है, उसका विधि 
मुखसे किस प्रकार निर्देश करना 
चाहिये, अत इस उद्देश्यसे कि 
जगत्‌का मल वतलाना है, श्रुति पुन. 
आख्यायिकाका ही आश्रय लेकर 
कहती है | आख्यायिकाका सम्बन्ध 
तो यही है कि अभ्रह्मज्न ब्राह्मणोको 
जीतकर गोवन ले जाना उचित है । 
अत, न्याय समझकर याज्षवल्‍कयजी 
कहते हैं-. 


अंध होवाच व्ाह्मणा भगवन्तों यो वः कामयते 
समा पृच्छतु सर्वे वा मा प्ृच्छत यो वः कामयते त॑ 
पृःछामि सवान्‌ वा वः प्रच्छामीति ते ह व्राह्मणा न 


दुपु+ | २७ | 


एिर याज्रवन्क्यने कहा, पूज्य ब्राह्मणगणण ' आपमेंसे जिसकी इच्छा 


मर 


। 


ग् 
ज्गजा 


| ई ६ 


4 
गेंद मेंस 


25977 28 
ब्व न 


| 


ममस प्रश्न करे, अथवा आप सभी ममसे प्रश्न करे | इसी प्रकार 
की टच्टा हां, उससे मे प्रश्न करता # या आप सभीसे में 
है | किन्तु उन ब्राह्मणोका साहल न हुआ | २७॥ 


ब्राह्मण ९. ] ..._शादरसाप्यार्थ ८१७ 
ब्कॉ टेक जप न्‍कर्े->: 0७. न्यर0)७ व्य्ट :20% न््ट'- "0७, न्याटू 720०. नाई: पक व्यय -: 2४० कि: 2]8 "कद ५००2:७, व्याईए:टऋ, 
, अथ होवाच । अधानन्तरं | अथ होवाचइः--अथ-सके 


दुष्णीम्भूतेपु ब्रा्मणेपु होबाच, हे | सेनन्‍्तर आ्राक्मणेकि मौन हो जानेपर 
न्राष्मणा भगवन्‍्त इस्पेव॑ सम्धोध्य--, न ने 'हे पूज्य आह्मणगण |! 
न | इस प्रकार सम्बोधन करके कहा, 
यो वो युप्माक मध्ये ८ व जिसे बल 
हि मल | 'आप्म जिसकी ऐसी कामना-इच् 
इच्छति-याज्नवल्क्यं एच्छामीति, । हो कि में याकज्वल्क्यसे प्रश्न करूँ, 
समा मामागत्य एच्छतु; सर्वे ब्रह मेरे सामने आकर पूछ सकता 
ता मा प्च्छत-सर्वे वा यूय॑ है। '्सर्वे वा मा पृच्छत'-अथ्वा 
मा मां पृच्छत । यो वः कामयते आप सभी मुझसे पूछ सकते है। और 
याहवल्क्यो मां प्रच्छत्विति, | आपसे जिसकी ऐसी रा हो | 
हैं वः पृच्छामि; सर्वान्‌ वा | लय सुझसे प्रश्न करे, उससे 
वो कमान वच्छा हि। मे पूछता हूं अथब्रा आप सभीसे में पूछता 
बट हज हि मेने हेश्रा |. |, उनब्राह्मणेका साहसन हुआ- 
झणा न दधपुः-त त्राह्मणा एव- , ; प्रकार कहे जानेपर भी वे ब्राह्मण 
मुक्ता अपि न प्रगल्माः संबृत्ताः | किसी प्रकारका प्रत्युत्तर देनेकी 
किखिदपि प्रत्युत्तरं वक्‍्तुम्‌॥ २७॥ | प्रगन्‍्भता (धृ्टता) न कर सके ॥२७॥ 
एाशाआकिलेफ शक /र:-न- 
याज्ञवल्क्यके प्रश्न 
तान्‌ हेतेः छोकेः पप्रच्छ--- 

यथा वृक्षों वनस्पतिस्तथैय पुरुषो5स्षा । 

तस्य लोमानि पणोनि त्वगस्योत्पाटिका बहिः॥ १ ॥ 

याज्वल्क्यने उनसे इन शओकाद्वारा प्रश्न किया---वनस्पति (विशालता 
आदि गुणसे युक्त ) वृक्ष जैसा ( जिन धर्मोेसि युक्त ) होता है, पुरुष 
(जीवका शरीर ) भी वैसा ही ( उन्हीं धर्मोसे सम्पन्न ) होता है--यह 
विल्कुल सत्य है । वृक्षके पत्ते होते हैं ओर उस पुरुषके शरीरमें पत्तोकी 
जगह रोएँ होते हैं, उसके शरीरमे जो त्वचा ( चाम ) है, उसकी समता- 
में इस दृक्षके बाहरी भागने छाल होती है ॥ १ ॥ 

बु० उ० १०३--१०४- 





<१८ बृह्दारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय हे 
जबकि बस बटन बस पल ब् न: 2 बस: बयई2:.9७- ई:2720-वयाई 2८.3 नई: "कई 2730 नई 2 
तेषु अप्रगल्मभृतेपु ब्राह्मण | जब वे ब्राह्मण कुछ वोलनेका 
रहवल्यमाणै: हो साहस न कर सके तो याज्ञवन्‍्क्यने 
तान्‌ हतंवेक्ष्यमार्ण: के: पग्नच्छ | उनसे इन आगे कहे जानेवाले शछोकों- 
द्वारा पूछा। जिस प्रकार लोकमें 
वनस्पति अर्थात्‌ विशाह्ता आदि 
गुणोसे युक्त वृक्ष है-वनस्पति यह 
वृक्षका विशेषण है-उसी प्रकार 
तिरिति, तथव पुरुषो5म्पा-- | यानी उस बृक्षके समान धर्मोसे 
सम्पन्न पुरुष भी है-यह बिल्कुल 
अम्रपा सत्यमेतत्‌-तस्प लोमानि: | सत्य वात है। उसके लछोम-उस 
मम पुरुषके लोम हैं और उन्हींके समान 
तस्व पुरुषस्प लोमानीतरस्थ वन- ' इतर यानी इस बनस्पतिके पत्ते होते 
| हैं तथा 'त्यगस्योत्पाटिका बहि ? इस 
पुरुषके शरीरमें जो त्वचा है, उसकी 
चहिः- त्वगस्य पुरुपस्य इतरस्थो- | समानता रखनेवराली इतर यानी इस 
वनस्पति वृक्षके बाहरी भागमें 
त्पाटिका बनस्पतेः | १ ॥ छाल है ॥ १॥ 
हा 7४7 7५/४+--- 
त्वच एवास्य रुधिरं प्रस्यन्दि च उत्पटः | 
तस्मात्तदातृण्णात्‌ प्रेति रसों वृक्षादिवाहतात्‌॥ २ ॥ 
इस पुरुषकी तचासे ही रक्त चूता हैं और वृक्षकी भी त्वचा (छाल ) 
से ही गोद निकलता है। बृक्ष ओर पस्पकी इस समानताके कारण ही 
जिस प्रजार आधान लगनेपर चृक्षम रस निकलता है, उसी प्रकार चोट 
साय ए्रए पुरुष-गरीरसे रक्त प्रयाटित होता है ॥ २॥ 


पृष्टवान्‌ | यथा लोके बक्षो वन- 


स्पतिः, वृक्षस्य विश्ेषणं वनस्प- 





स्पतेः पर्णानिं; त्वगस्थोत्पाटिका 


न्च एवं सकाशाठस्य पुरुष-.. इस पुरुषफी त्वचाके ही पाससे 
मय रुधिरं प्रस्यन्दि, वनस्पतेम्त्बच रक्त चूकर गिरता है और वनस्पतिकी 


ब्राह्मण ९. ] शाइूरभाष्याथ ८१० 
न्यॉ्ड-क नया: न्यो>:22% चयर्थ:2स्‍, प्य् न: 2७- ्याई २८22 न्यर्ट०-2:७७, व्याई २:20 व्याई: ००2: व्याई २०2४७: नहर व्यर३०22, 
उत्पटः--त्वच एवोत्स्फुटति | मी त्वचा (छाल) से ही उत्पट 

| अर्थात्‌ गोंद निकलता है, क्योंकि 

यस्तात्‌; एवं सबे समानमेव वन- | «६ (गोद) बक्षकी छाल्से ही फूट- 
; ५ | कर बहता है । इस प्रकार वनस्पति 
3 अल और पुरुषकी सभी बातें एक-ही- 
ण्णात्‌ हिंसितात श्रेति तद रुधिर॑ | जेसी हैं | इसील्यि आहत अर्थात्‌ 
कटे हुए वृक्षसे निकले हुए रसकी 


निर्गच्छति बक्षादिव आहताच्छि- भॉति चोट खाये हुए पुरुष-शरीरसे 
लए रसः ॥ २ ॥ भी वह रुधिर निकलता है ॥२॥ 
न सचच्डड5-39%2२०7:१8०---८ 


मांसान्यस्य शकराणि किनाट *सलाव तत्‌ खिरम्‌ । 


अस्थीन्यन्तरतो दारूणि मज्जा मज्जोपमा कृता ॥ ३ ॥ 


पुरुषके शरीरमें मास होते हैं और वनस्पतिके शकर (छालका 
भीतरी अंश ), पुरुषके स्नायु--जाल होते हैं और बक्षमें किनाट ( शकर- 
के भी भीतरका अश-विशेष ) | वह किनाट ख्लायुकी ही भाँति स्थिर होता 
है । पुरुषके स्नायु-जालके भीतर जैसे हड्डियाँ होती हैं, वेसे ही दक्षमें 
किनाटके भीतर काष्ठ हैं तथा मजा तो दोनोंमें मज्ञाके ही समान निश्चित 
की गयी है || ३॥ 


एवं मांसान्यस्यथ पुरुषस्य, | इसी प्रकार इस पुरुषके मास हैं 


चनस्पतेस्तानि शकराणि शकलानी- और वनस्पतिके शा बाल किक 
शकल (छालके भीतरका अंश) हैं। 


त्यथेः | किनाटं बृक्षस्य, किनाटं | वृक्षके किनाट होता है, किनाट उसे 


नाम शकलेस्‍्यो5स्यन्तरं वल्कलरूप॑ | कहते हैं जो शकलोसे भीतर काटसे 
लगी हुई छाल होती है, वह [अर्थात्‌ 
काहसलगम्‌ , तत्‌ स्ताव इुरुपलस; | उसके सदृश] पुरुषकी शिराएँ हैं । 


तत्‌ खिरम्‌-तत्च किनाटं स्लाववद्‌ ' वह स्थिर है अर्थात्‌ वह किनाट 


८२० 


वृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


इढं हि तत्‌; अखीनि पुरुपस, | 


स्लाव्नोउन्तरतोडइ्खीनि भवन्ति; 
तथा किनाटस्याभ्यन्तरतो दारूणि 


गिराओके समान इढ़ है । पुरुषकी 
शिराओंके भीतर अस्थियों होती हैं, 
इसी प्रकार किनाटके भीतर काष्ठ 
होता है, मज्ञा-ब्रनस्पति तथा 


काष्टानि; मज़ा, मज्जेंव वनस्पतेः | उरुषकी मजा ही मजाकी उपमा 


पुरुपषस्स च मज़ापमा कृता, 


मज्ञाया उपसा सज्ञापमा, नान्‍्या 
| बनस्पतिकी मजा होती है, वैसे ही 


विशेषा उस्तीत्यथ:; यथा वनस्पते- 
मज़ा तथा पुरुपस्य, यथा पुरुष- 
सथ तथा वनस्पतेः ॥ ३ ॥ 





नियत की गयी है. मजाकी उपमा 
ही मज्जोपमा है, अर्थात्‌ उनमें कोई 
अन्य भेद नहीं है, जिस प्रकार 


पुरुषकी होती है और जेसे पुरुपकी 
होती है वेसे ही वनस्पतिकी 
होती है ॥ ३॥ 


यद्‌ वृक्षों बृकणो रोहति मूलान्नवतरः पुनः । 
मत्यः खिन्‍्म्रत्युना इृक्णः कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति॥ ४ ॥ 
फिन्‍्तु यदि वृक्षकों काट ठिया जाता है तो वह अपने मूलसे पुन 


और भी नत्रीन होकर अझ्जूरित हो आता है, इसी प्रकार यदि मनुष्यको 
मृत्यु काट डाले तो वह किस मूलसे उत्पन्न होगा ? | ४॥ 


यद यदि इश्षो बृक्णब्छिन्नो गे- 
हति पुनः पुन प्रगेहति प्रादुभेवति 


मृलात पुननबतरः पूर्व स्माठमिनव- 


तर: यदेतम्माद विशेषणात प्राग्‌ 


वनम्पते. पुरुपस्थ चे, से सामा- 
न्यमबंगतम्‌; अय॑ तु वनम्पतो 


यदि वृक्षको काट दिया जाय तो 


' वह पुन -पुन अपनी जडसे अतिथय 


नवीन-पहलेकी अपेक्षा नवीनतर 


, होकर अड्डरित-प्रादृर्भत हो जाता 


है। उस विशेषणसे पू्र वनस्पति 


' और पुरुषकी सत्र प्रकार समानता 


जानी गयी है, किन्तु कट जानेपर 
पुन अदुरित हो जाना यह वनस्पति- 


ब्राह्मण ५ ] शाइयस्मभाष्याथे ८२१ 
जय५८७.. «व... «0६. आप 20 ापम2० बाप: बथ०८2०. ब्य्पि22 ०220-4४९%:20 5४:८2 च्क35 


विशेषो रृश्यते यच्छिन्नस प्ररोह- | में श्िशिषता देखी जाती है; परन्तु 


मृत्युद्वारा छेदन किये जानेपर पुरुष- 
ण्म्‌; मृत्युना बबणे होते 
बट पा ब्क ... , | को पुन. अड्डूरित होते नहीं देखा 
पुनः प्ररोहणं दृश्यते; भवितव्यं | आता, किन्तु वह किसीसे अह्डूरित 
च कुतश्रित्प्रोहणेन; तस्सादू वः | अवश्य होना चाहिये; इसीसे में 
पृच्छामि--मर्त्यों मनुष्यः स्थि- | आप लोगेंसे पूछता हूँ कि यदि रृत्यु- 
: कसास्मूलात्‌ द्वारा मनुष्यका छेदन कर दिया जाय 
कक इवगः कसान्युझ्ात्‌ | व 6 किस मूलसे अड्डरित होता 
प्रराहति १ खतस्य पुरुपस्य कुतः | है ? अर्थात्‌ मरे हुए पुरुषकी उत्पत्ति 


प्ररोहणमित्यथः ॥ ४ ॥ कहाँसे होती है ?॥ ४॥ 
“ात। ४ बट 62400 


रेतस इति मा वोचत जीवतस्तत्‌ प्रजायते । 
धानारुह इव वे वृक्षोप्ञसा प्रेत्व सम्भवः॥ ५॥ 


वह वीर्यसे उत्पन्न होता है--ऐसा तो मत कहो, क्योंकि बीर्य तो 
जीवित पुरुषसे ही उत्पन्न होता है [ मृत पुरुपसे नहीं ]। इक्ष भी [ केवल 
तनेसे ही नहीं उत्पन्न होता, ] बीजसे भी उत्पन्न होता है, किन्तु बीजसे 
उत्पन्न होनेवाल्य वृक्ष भी कट जानेके पश्चात्‌ पुनः अड्डूरित होकर उत्पन्न 
होता है, यह प्रत्यक्ष देखा गया है ॥ ५॥ 
यदि चेदेवं बद्थ-रेतसः प्ररो- | यदि तुम ऐसा कहो कि वह 


इंतीति भा वीदित मई वीर्यसे उत्पन्न होता है, तो मत कहो-- 
हतीति, मा वोचत मेव॑ वक्‍तुमहेथ; हे 

तमहेथ ऐसा कहना उचित नहीं है, क्‍यों 
कसात्‌ $ यसाज्ञीवतः पुरुपात्तद्‌ | नही है ? क्योंकि वीर्य जीवित पुरुषसे 


रेतः प्रजायते, न मृतात्‌ | अपि | ही उत्पन्न होता है, मरे हुएसे नहीं 


| बी होता । दक्ष धानारुह भी है, धाना 
च धानारुहः, धाना बीजम्‌ , वी- | शीजको कहते हैं, उस बीजसे उत्पन्न 


जरुहो5पि वृक्षों भवति, न केवर्ल | होनेवाला भी इध्ष होता है; वह केवल 


<ग्र 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय हे 


ब्वट >टफ बर्टियप> ब>:20, बस: 4७, ब्यर्ट पक ब्यी  पक बज: जाई >:224%, व्याई२ ८:७७ नह: जय 2:0क्‍% न्यासिट 


काण्डरुह एव; इवशब्दोष्नथेक 
वे वृक्षोज्जसा साक्षात्‌ प्रेत्य मृत्वा 
सम्मवो धानातो5पि प्रेत्य सम्भ- 


वो भवेदज्ञसा पुनर्वनस्पतेः ॥५॥। 


बा +४+-८&-४७ऋ- #-जप 2..5+-+ 


तनेसे ही उत्पन्न नहीं होता, इब/शब्द- 
का कोई अर्थ नहीं है, यह प्रसिद्ध 
है कि वृक्ष मरकर भी पुन साक्षात्‌ 
उत्पन्न हो जाता है, धाना अर्थात्‌ 
बीजसे उत्पन्न हुए वनस्पतिका भी 
कटनेके बाद पुन प्रादुर्भाव हो 
जाता है [ किन्तु जीवके शरीरका इस 
प्रकार आविर्माव नहीं देखा जाता]॥५॥ 





यत्‌ समूल्माबृहेयुतक्ष॑ न॒ पुनराभवेत्‌ । 

मत्यः खिन्म्ृत्युना बृक्णः कस्मान्मूलात्‌ प्ररोहति ॥ ६॥ 

यदि ब्क्षकों मूलसहित उखाड दिया जाय तो वह फिर उत्पन्न नहीं 
होगा, इसी प्रकार यदि मनुष्यका मृत्यु छेदन कर दे तो वह किस मूलसे 


उयनन होता हैं १ ॥ ६ ॥ 

यद्‌ यदि सह मृलेन धानया वा 
आउहेयुरुब्च्छेयूरुन्पाटयेयबक्षम्‌ 
न पुनगभवेत्‌ पुनरागत्य न भवेत्‌ । 
तम्मादू वः प्ृच्छामि स्वस्थ 
जगतो म्रलम्‌ू--मत्येः खिन्म्ृत्युना 
वृक्णः कम्मान्म्रलात प्ररोहति॥।३॥ 


यदि वृक्षकों मूल अथवा ब्रीजके 
सहित “आइहेयु ”--आकर्पषित कर 
लें--उखाड लें तो किर वह वृक्ष कहींसे 
आकर उत्पन्न नहीं होगा | इसलिये 
मे तुमलोगोंसे सम्पूण जगतके मूलके 
सम्बन्धम प्रश्न कर रहा हूँ--यदि मृत्यु 
मनुष्यका छेदन कर दे तो वह किस 
मूलमे उत्पन्न होता हैं ? ॥ ६ ॥ 


लश्श््श्षाए्शा ही 


जात एवं न जायते को न्वेनं जनयत पुनः । विज्ञा- 


नमानन्दं ब्रह्म रातिदातुः पगयण्णं 


इनति ॥ ७ ॥ ॥ २८ ॥ 


तिएमानस्यथ तद्ठिंद 


प्राह्मण ९ ] शादरभाष्याथ ८२३ 
बॉ ब्लॉर्ट- फ प्ए 2 बार “2. -+0.. ०३.0 ०५० २:७. ०५२2. (2. ९279० प्रिंट पक 
[ यदि ऐसा मानो कि ] पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, अत- फिर 
उत्पन्न नहीं होता [ तो यद रटीक नहीं, क्‍योंकि वह मरकर पुनः उत्पन्न 
होता ही है ] ऐसी दें मृत्युक्के पशात्‌ इसे पुनः कौन उत्पन्न करेगा श 
[ यह प्रश्न है; आह्मणोने इसका कोई उत्तर नहीं दिया, इसलिये श्रुति खय॑ 
ही उसका निर्देश करती ह--- ] विज्ञान आनन्द ब्रह्म है, वह धनदाता 
( कर्म करने यार यजमान ) की परम गति हैं और ब्ह्मनिष्ठ ब्रह्मतरेत्ताका भी 
परम आश्रय है || ७ ॥ ॥ २८॥ 


जात एवेति मन्यध्य॑ यदि; यदि तुम ऐसा मानते हो कि 
हा कि ' पुरुष तो उत्पन्न हो ही गया है, 
फकम्न्न प्रएच्यामात--जानपष्यमा- उसके विषयमे क्या पूछना-क््योकि जो 
उत्पन्न होनेत्राला होता है, उसीकी 
उत्पत्तिके विपयमें पूछा जाता है, जो 
जातस्य; अय॑ तु जात एबातो- उसेननहों चुका है, उसके विपयमे नहीं 
पूछा जाता, यह पुरुष तो उत्पन्न 
5सिन्‌ विपये प्रश्न एव नोपपद्यत हो चुका हैं, इसलिये इसके विषयमे 
प्रश्ष करना उचित नहीं हैं, तो ऐसा 
कहना ठीक नहीं, तो क्या बात है ? 
मरनेपर भी तो यह पुनः उत्पन्न 
है होता ही है, नहीं तो बिना किये- 
गमऋतनाशम्रसज्ञातू; अता चे | की प्राप्ति और किये हुएके नाशका 
पृच्छामि--को. न्वेनं. सृतं | ससेन्न आ जायगा, इसीसे मैं तुम- 
बन लोगोसे पूछता हूँ कि मरनेपर इसे 
पुनजनयेत्‌ १ पुन. कौन उत्पन्न करेगा * 
तत्न॒विजशुप्नाक्षणाः--यतों |. ब्राह्मणोको इसका विशेष ज्ञान 
नहीं था, जहोँसे मरनेपर पुरुष 
पुनः जन्म लेता है, उस जगतके 
चिज्ञात ज्ाह्मण:; अतो ब्रक्मिए्- | मलका ब्राह्मणॉको पता नहीं था। 


णस्प हि सम्भवः प्रष्टन्य;, न 


इति चेत-न, कि तहि ! मृतः पुन- 


रपि जायत एवान्यथाकृताभ्या- ' 


खतः पुनः प्ररोहति जगतो मूल न 


८२७ चुदददारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ईं 


ब्वट पक ब्िन: फेक, ब्यॉ्ट 22, न्टपे: 22, व्यॉ:2:७ व्यॉर् 22% "आई :>:०:७.. व्यॉट->: 22% व्य्ट2:न नह: बाद: ब्यॉ् टिक 


त्वाद्‌ हता गावः; याज्ञवल्क्येन | अत. बदह्िष्ठ होनेके कारण याज्ञवल्क्य- 


जिता ब्राह्मणाः। समाप्ता आख्या- 
बिका । 


यज़गतो मूलम्‌ , येन च शब्देन | 


साक्षाद व्यपदिश्यते त्रह्म, यद 


याज्नवल्क्यों त्राह्मणान्‌ प्रष्टवांस्तत्‌ 





ने गायोंको हरण कर लिया और वे 
ब्राह्मण जीत लिये गये | आख्यायिका 
समाप्त हुई । 


जो जगत॒का मूल है, जिस शब्द- 
से ब्रह्मका साक्षात्‌ निर्देश किया 
जाता है और जिसके विषय्में याज्ञ- 
वल्क्‍्यने ब्राह्मणोसे पूछा था, उसे श्रुति 


स्वेन रूपेण श्रुतिर्सम्यमाह-- | हमारे लिये स्वय ही वतलाती है- 


वितानं विज्ञप्तिविज्ञानम, तत्च 


आनन्द्म्‌, न विपयविज्ञानवद्‌ 


विज्ञान-विज्ञत्तिका नाम विज्ञान है, 
वही आनन्द भी है, विषयविज्ञानके 
समान वह दुःखसे अनुविद्ध नहीं है; 


दुखानुविद्धमू, कि तहिं ? तो फिर कैसा है ? अ्सन्न, शिव 


प्रसन्‍न॑ शिवमतुलमनायासं 
नित्यतप्रमेकरसमित्यर्थ: । कि तद्‌ 
त्रह्म उमयविश्ेपणवद्‌ रातिः-राते; 
पट्टर्थ प्रथमा, घनस्वेत्यथेः; धन- 
स्व दातुः कर्कृतो यजमानस्थ 
प्रायणं पा गतिः कर्मफलस्य 
प्रदाव । किश्व व्युत्यायपणाम्य- 
स्तम्मिन्नेव त्रह्मणि तिष्ठत्यकर्मकृत, 
तद ब्रह्म वेत्तीति तठिच, तस्य-- 
तिष्ठमानसख च तहिदः, त्रकद्मविद 
इन्यथः, परायणमिति | 


अतुल, अनायास, नित्यतृप्त और 
एकरस है--ऐसा इसका तात्पर्य है। 
जो [विज्ञान और आनन्द इन] दोनों 
विशेषणोंसे युक्त है वह ब्रह्म क्या है 
राति -राते. (रातिका) अर्थात्‌ धनका 
इस प्रकार 'राति ? शब्द पष्टीके 
अर्थमें प्रयमा विभक्ति है, तात्पर्य यह कि 
धन देनेव्राले अर्थात्‌ कर्म करनेवाले 
यजमानका परायण-परा गति अर्थात्‌ 
कर्मफल प्रदान करनेवाला है | इसी 
प्रकार जो एपणाओंसे अछग होकर 
उस ब्रह्ममे ही परिनिष्ठित है, करम- 
कर्ता नहीं है, और उस ब्रह्मको 
जानता है, इसलिये तद्वित्‌ (अह्मत्रिद्‌) 
है, उस ब्रह्मनिष्ट और तद्विदू यानी 
ब्रद्मवेत्ताका भी परायण हैं । 


ब्राह्मण ९ | - 


शाद्वरभाष्यार्थ 


८२५ 


बॉस: रे: 22: नाई 72स्‍%- बे >:2स्‍%- न्क८22- जया: 23७- व्या 2८2 व्याई>:2%, च्य *-2स्‍# न्यई ८2, व्याई>22%, व्यव, 


अन्रेद॑ं पिचायेते--आनन्द - 


बष्मानन्दस्य वेच- श्ब्दो लोके जुख- 
खावेघत्व मी- वाची प्रसिद्ध  अन्र 

मंखते .. ब्रह्मणों विशेषण- 
त्वेन आनन्द्शब्दः भ्रूयते-आनल्द॑ 
ब्रह्मेति। श्र॒त्यन्तरे च---/“आननन्‍्दो 
ब्रह्मति व्यजानात्‌” (तै० उ० ३। 
६। १) “आनन्द ब्रह्मणो विद्वान! 
(तै० उ० २।४। १) “यदेष 
आकाश आनन्दो न सात! ( ते० 
उ०२।८। १) “थो वे भूमा तत्‌ 
सुखम! (छा०उ3० ७। २३।१) 
इति च; “एप परम आनन्द: 
(बरृ० 3० ४| ३।३३ ) इत्येव- 
माद्याः | संवेधे च सुखे आनन्द- 
शब्दः प्रसिद्ध$; ब्रह्मानन्दश यदि 
संवेधः स्वाद युक्ता एते ब्रह्मण्या- 
नन्द्शब्दाः | 

ननु चश्रुतिप्रामाण्यात्‌ संवेधा- 
नन्दखरूपमेव ब्रह्म, कि तत्र 
विचार्यम्‌ ! 


इति न, विरुद्धश्न॒ुतिवाक्य- 
दर्शनातू-सत्यम, आनन्द- 
श्ब्दो 


ब्रह्मणि... श्रूयते; 


यहाँ यह विचार किया जाता 
है----लोकमें “आनन्द शब्द सुख- 
वाची प्रसिद्ध है, और यहाँ “आनन्द 
ब्रह्म इस प्रकार “आनन्द? शब्द 
ब्रह्मके विशेषणरूपसे श्रुत है, अन्य 
श्रुतियोमें भी यह ब्रह्मके विशेषणरूपसे 
श्रुत हुआ है, जेसे-“आननदो बक्मेति 
व्यजानात्‌” “ओऔनन्दं ब्रह्मणो विद्यन्‌? 
“यदेष॑ आकाश आनन्दो न स्यात्‌”? 
“यों वे भूमा तत्‌ सुखम?”इत्यादि तथा 


ऐसी ही “एथै परम आनन्द:” इत्यादि 


श्रुतियों हैं । किन्तु “आनन्द? शब्द 
सवेद्य (ज्ञेय) खुखके अर्थमें ही 
प्रसिद्ध है, अत: यदि ब्रह्मानन्द भी 
सवेद्य (ज्ञेय) हो तभी ब्रह्ममें ये 
आआनन्दः शब्द सार्थक हो 
सकते हैं | 

पूर्व ०-किन्तु श्रुतिके प्रमाणसे 
ब्रह्म संवेध आनन्द्स्वरूप तो है ही, 
फिर इसमें विचार क्‍या करना है * 

सिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि इस विषयमें विरुद्ध श्रुतिवाक्य 
देखे जाते हैं---यह तो ठीक है कि ' 
ब्रह्ममें आनन्द? शब्द श्रुत होता है, 


१. आनन्द ब्रह्म है--ऐसा जाना । २. ब्रह्मके आनन्दको जाननेवाला | 
३. यदि यह आकाश आनन्द न होता । ४. जो भी भूमा है, वही सुख है| ५. 


यह परम आनन्द है। 


<८र्‌द्‌ 


बृहद्ारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ३ 


०२.. ८२2०. सतत अलिपेज बलि बिक ८2 ९2० बाप ९२० 2 ९0 


विज्ञानप्रतिपेधश्ेकत्वे-- यत्र 
त्वस्यसर्वमात्मेबाभृत्तत्केन के 
पत्येत्तत्केन क॑ विजानीयात्‌” 
(बृ० 3० ४।५।१५) “यत्र नान्यत्‌ 
पक््यति नान्यच्छुणोति नान्य- | 
दिजानाति स भूमा” (छा० उ० ! 
७। २४ । १ ) “प्रान्नेनात्मना 
सम्परिप्वक्तो न वाह्मय॑ किश्वन 
वेद” (बृ० उ०४।३१। २१) 
इत्यादि: विरुद्र श्वुतिवाक्यदण नात्‌ 
तेन कर्तव्यों विचारः: तस्माद्‌ 
युक्त. वेदवाक्याथनिर्णयाय 
विचागरग्रितुम्‌ । 
मोक्षवादिव्रिप्रतिपत्तेथ्च--सा- 


4 


कृथा वशपिकाश् मोक्षबादिनो 
नाम्ति माले सुर्ख संवेश्रमित्येद्र ' 
बी कक आः [4 4) 4 | 
विप्रतिपन्नाःः अन्ये निरतिण्रय॑ 
सुख स्थसंवेद्रमिति : कि तावद ' 
युक्तम्‌ ? 

आनन्‍्दादि श्रवणात्‌“जश्षत 
क्रीटन स्ममाण."' (छा० उ०८। 
2०| ३ )'म बदि पिठलाऊकामो 
मयति" ( छा०3० ८ । २। १३)। 


किन्तु साथ ही एक होनेके कारण 
उसके विज्ञानका प्रतिपेत्॒ भी श्रुत 
होता है। जेसे-“जहों इसके लिये 
सत्र आत्मा ही हो गया है, उस 
अवस्थामें किसके द्वारा किसको देखे 
और किसके द्वारा किसको जाने ?? 
“जहाँ अन्य कुछ नहीं देखता, अन्य 
कुछ नहीं सुनता और अन्य कुछ नहीं 
जानता वह भूमा है” “प्रज्ञानात्मासे 
आलिद्वित ( अभिन्न ) होकर यह वाह्य 
कुछ भी नहीं जानता” उ॒त्यादि। इस 
प्रकार उससे विरुद्ध श्रुतिवाक्य देखे 
जाते हैं, इसलिये विचार करना 
आवश्यक है. अत वेदके वचनोंका 
तात्पय निर्णय करनेके लिये विचार 
करना उचित ही है । 

इसके सित्रा मोक्षबादियोम मतमेद 
होनेके कारण भी विचार करना 
आवश्यक है---साख्य और वेशेपिक 
मोक्षतादियोंका ऐसा त्रिपरीत विचार 
है कि मोक्षमें सवेध सुख है ही नहीं, 
किन्तु दूसरे मोक्षब्रादियोंका मत है 
कि माक्षम निरतिशय स्वसवेध सुख 


' हैं. मो इनमे कौन-सी बात ठीक है ? 


पूर्व ०-आनन्दादिका श्रवण होने- 
से तया “भक्षण करता हुआ, क्रीटा 
करता हुआ, रमण करता हुआ? 
तरह यदि पिवृजेककी इच्छायाठा 


आह्मण ९ ] शाइरमाष्याथे ८२७ 
नई ब्कॉर्िटट 20६ "हट 3:29 3७ पल व्यरिटिएन पाई बर्थ बटन व पपक नई डिटिक 
“यः सर्वेज्ः सवेबित' (मुण्ड० १। | होता है” “जो सर्वज्ञ और सववेत्त 
१ | ९)“सवोन कामान्‌ समसलुते” | है”? “समस्त कामोको ग्राप्त करता है? 
(तै० उ० २।५११ )इत्यादि- | शत्यादि श्रुतियोंसे तो मोक्षर्म संवेद् 


श्रुतिस्यों मोश्षे सुख॑ संवेधमिति | | छख जान पडता है । 


नन्वेकत्वे” कारकविभागाभा- 


विद्धान्ती-किन्तु उस समय 
एकत्व होनेके कारण कारकव्रिभाग- 


वाद विज्ञानानुपपत्तिः, क्रियाया- | <। अभाव होनेसे विज्ञान होना 


शआानेककारकसाध्यत्वाद विज्ञान- 


स्प च॒ क्रियात्वात्‌ । 
नेष दोषः; शब्दप्रामाण्पादू 


भवेद. विज्ञानमानन्दविषये; 


“विज्ञानमानन्दम!” इत्यादीनि 
आनन्द्खरूपस्यासंवेद्य त्वेउनु पप - 
ज्ञानि वचनानीत्यवोचाम | 

ननु बचनेनाप्यग्रेः शेत्यम्ुद- 
कस चोष्ण्यं न क्रियते एव, 
ज्ञापकत्वाद्‌ वचनानाम्‌ । न च 
देशान्तरेउम्रिः शीत इति शक्यते 


ज्ञापयितुम्$ अगम्ये वा देशान्तरे 
उष्णमुदकमिति । 


न, प्रत्यगात्मन्यानन्दविज्ञान- 


सम्भत्र नहीं है, क्योंकि क्रिया अनेक 
कारकद्गवारा साध्य होती है और विज्ञान 
भी एक क्रिया ही है । 


पूर्व ०-यह दोष नहीं हो सकता, 
शब्दप्रामाण्य होनेके कारण उस समय 
आनन्दब्रिपयक विज्ञान रहना ही 
चाहिये, यदि आनन्दस्व॒रूप अस- 
वे्य होगा तो “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म)! 
इत्यादि वाक्य अनुपपन हो जायेंगे-- 
ऐसा हम पहले कह चुके है । 

पिद्धान्ती-किन्तु वचनकि द्वारा 
भी अग्निकी शीतछता और जलकी 
उष्णता नहीं की जा सकती, क्योंकि 
वचन तो ज्ञापक ही हैं और यह बात 
बतलायी नहीं जा सकती कि किसी 
देशान्तरमें अग्नि शीतल है और किसी 
अगम्य देशान्तरमे जल उष्ण है | 

पूर्व ०-ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
प्रत्यगात्मामें तो आनन्दका विज्ञान 


<८श्८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय रे 
बस 2. «९2९२२. «(२2 अप: ९ ९22 बप८प आप आन) ०८२22. ०० 
दर्शनात; न विज्ञानमानन्द्स | देखा जाता है। 'विज्ञानमानर्न्द 
हत्येबमादीनां ० शीतो दि ग्रि ञ १ 
बे बचनानां शीतो- | *म! इत्यादि वाक्य “अम्नि जीत हे 


कर बंध इत्यादि वाक्योंके समान प्रत्यक्षादि 
गग्राग्त्याव्वाक्यवत्‌ ट पृ त्य् ले बाण हे शत 
वाक्यवत्‌ प्रत्वक्षादि- | ,जोंले विरुद्ध अर्थका प्रतिपादन 


विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वम्‌ | अनुभू- | करनेवाले नहीं हैं | इनकी अविरु- 
यते त्वविरुद्धाथता; सुख्यह्मिति | द्वा्थथाका तो अनुभव होता है । 
' मैं सुखी हूँ! इस प्रकार सुखस्व- 
रूप आत्माको पुरुष स्वय ही जानता 
है, इसलिये इनकी अविरुद्धता तो 

थता; तस्मादानन्ड त्रह्म | अत्यन्त प्रत्यक्ष ही है । अत आनन्द 
विज्ञानात्मकं सत्‌ खयमेब वठयते | , त्रह्म विज्ञानात्मक होते हुए स्र्य हो 
तथा आनन्दग्रतिपादिका- श्रुववः ' ता है । इसी प्रकार पहले कही 


गन ! हुई “जक्षत्‌ क्रीडन्‌ रममाण ! इत्यादि 
422 आज | आनन्दका प्रतिपादन करनेवाली 


ग्मप्ाणः! इत्येबमाद्याः पूर्वोक्ताः । । श्रुतियाँ सुसद्गत हो सकती हैं । 


मुखात्मकमात्मानं खयमेत्र वेद- 
यते; तस्मात्‌ सुतरां प्रत्यक्षा 





। 
न, कार्यकरणाभावेष्लुपपत्ते- । . तिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि देद 

| और इच्द्रियोका अभाव होनेपर 

विज्ञानस--शरीरवियोगी हि  प्तञानकी उत्पत्ति नहीं हो सकती- 
शरीरका वियोग हो जाना ही आत्य- 
स्तिक मोक्ष है और शरीर न रहने- 
पर आश्रयका अभात्र हो जानेके 


माक्ष आत्यन्तिक: शरीगाभावे | 


सच करणानुपपत्तिः, आश्रयाभा- | हा 
' कारण इन्द्रियोाका रहना भी असम्मत्र 
व «. है, मत देह और इच्ड्रियोंका 
वात; ततश्न विज्ञानानुपपत्ति, | 

अमाव हा जानेसे उस समय विज्ञान 


( ्पम छ कह टेहादिके 
अकायकरणलात; दहादमाव | नहीं हो सकता, यदि देह्ादिके 


द्राह्मण ९ ] 


शाइरसाधष्यार्थ 


८२०, 


च्‌ विज्ञानोत्पत्तों सर्वेषां कार्यकर- 


णोपादानानर्थक्यप्रसज्ञः । 
एकलविरोधानब--परं चेदू 
न्रह्म आनन्दात्मकमात्मानं 
नित्यविज्ञानत्वाजित्यमेव 
विजानीयात्‌, तत्न; संसायपि 
संसारविनिर्युक्तः खाभाव्य॑ प्रति- 
पद्चेत। जलाशय इवोदकाञ्जलिः 
क्षिप्तों न प्थक्त्वेन व्यवतिष्ठते 
आजनन्‍्दात्मकत्रह्मविज्ञानाय; तदा 
मुक्त आनन्दात्मकमात्मानं वेद- 


यते इत्येतद्नथर्क वाक्यम्‌ । 
अथ ब्रह्मानन्द्मन्यः सन्‌ मुक्तो 


चेदयते, प्रत्यगात्मानं च, अहम- 
स्म्यानन्दस्वरूप इति; तदेकत्व- 
विरोधः ; तथा चसति सर्वश्रुति- 
पिरोधः: तृतीया च करपना 
नोपपच्ते । 





१. मुक्त घुरुषको ब्रह्मसे अभिन्न या भिन्न साननेके सिवा | 


अभाव भी विज्ञानकी उत्पत्ति मानी 
जाय तो समस्त जीवोके देह और 
इन्द्रियोको अहण करनेकी व्यथैंताका 
प्रसद्न उपस्थित होगा । 

इसके सिवा एकल्वसे विरोध होनेके 
कारण भी विज्ञान होना अनुपपन्न है-- 
यदि ऐसा मानो कि नित्यविज्ञा- 
नानन्दस्वरूप होनेके कारण पस्रह्म 
अपने आनन्दमय स्वरूपको नित्य ही 
जानता रहता है, तो यह ठीक नहीं; 
क्योकि ससारी जीव भी संसारसे 
मुक्त होनेपर ब्रह्मस्वरूपताकों प्राप्त 
हो जाता है, जलाशयमे डाली हुई 
जलकी अज्ञकिके समान वह भी 
आनन्दस्वरूप ब्रह्मके तिज्ञानके लिये 
पृथक होकर स्थित नहीं हो सकता; 
ऐसी स्थितिमें यह कहना कि मुक्त 
पुरुष आनन्दखरूप आत्माको जानता 
है, निरर्थक ही है। 

और यदि ऐसा कहो कि मुक्त 
पुरुष ब्रह्मसे अलग रहकर ब्रह्मानन्दको 
और 'मैं आनन्दखरूय हूँ? इस प्रकार 
प्रत्यगात्माको जानता है तो ऐसी 
स्थितिमें एकलसे विरोध आता है, 
और ऐसा होनेपर सभी श्रुतियोंसे 
विरोध होता है। इन दो पंक्षोंके 
सिवा कोई तीसरी कल्पना होनी 
सम्भव नहीं है | 


८23० 


वृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय हे 


ट>प. ८-६ बपे2 ब्नीय बानी नर्पडित बर्सि2०- बा गए न 222० नकर२:.:७ नकईाप्य 0 


किश्वान्यत्‌ , त्रह्मणश्व निरन्त- 
रात्मानन्दविज्ञाने विज्ञानाविज्ञोन- 
कल्पनानथक्यम्‌ ; निरन्तर चेदा- 


त्मानन्दविपय ब्रह्मणो विज्ञानम्‌, 


तदेव तस्य स्वभाव हत्यात्मानन्दं 


विजानातीति कल्पनानुपपन्ना; 
अतह्विज्ञानप्रसड़े हि कल्पनाया 
अथेबचचम्‌, यथा आत्मानं पर च 
चेत्तीति; न हीष्चाद्यामक्तमनसो 
नरनन्‍्तर्येणेपुज्ञानाज्ञानकल्पनाया 
अर्थव्तम्‌ । 

अथ विच्छिन्नमात्मानन्दं बि- 
जानाति-विज्ञानस्थ आत्मचिन्ना- 
नच्छिट्रे अन्यविषयत्वप्रसड्ः: 
आत्मनत्र विक्रियावत्य॑ ततथा- 
निन्‍्यत्वप्रस द्रः: तम्माद विन्ञानमा- 
नन्दर्मिति स्वस्पान्वास्थथानपरव 


श्रुति , नात्मानन्दसवेद्यन्थर्था | 





एक वात और भी है, ब्रह्मको 
आम्मानन्दका निरन्तर विज्ञान मानने- 
पर उसके विज्ञान और अविज्ञानकी 
कम्पना भी व्यर्थ हो जाती है, यदि 
व्रह्ममोी आत्मानन्दविषयक विज्ञान 
नरन्‍तर रहता है. तो वही उसका 
खभाव समझना चाहिये, अत वह 
आत्मानन्दको जानता है--यह कल्पना 
नहीं वन सकती । इस कल्पनाकी 
सार्थकता तो उसका विज्ञान न 
होनेक! प्रसड़ होनेपर ही हो सकती 
है, जैसे -- वह अपनेको और दूसरेको 
जानता है, जिसका चित्त निरन्तर 
बाणमें लगा हुआ है, उसके विषयमें 
बाणके ज्ञान और अज्ञानकी कल्पना 
सार्थक नहीं हो सकती | 


और यदि वह विच्छिन्नरूपसे ही 
आत्मानन्दको जानता है तो आत्म- 
विज्ञानक्रे छिद्रमें अर्थात्‌ जिस समय 
आत्मानन्दका ज्ञान नहीं रहता, उस 
क्षणमें किसी अन्य विपयके विज्ञानके 
रनेका प्रसड् होगा, इससे आत्मा 
पिकारी मिद्द होगा और ऐसा होनेसे 
उमके अनित्य होनेका प्रस्न उपस्थित 
होगा, अन 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म 
यह श्रति ब्रह्मके स्वरूपका निदेश 
करनेवाटी ही हैं, आत्मानन्दका 
संवेधत्व बतलानेवाली नहीं है | 


ब्राह्मण ९ ]- शाइरमभाष्याशे ८३१ 
ऑन 2७, न :2- नहर: पाइ 2-2७. व<2:., ब्यएर2क्‍- न >:2 ७७. बन क, बकब >72क्‍0, व >किस? 
जक्षृत्‌ क्रीडन्‌! इत्यादिश्वुति- | एवं०-किन्तु. आत्मानन्दका 
ले । असंवेदत्व माननेपर “जक्षत्‌ क्रीडन? 
विरोधो इति चेत्‌ ! , इत्यादि श्रुतिसे विरोध होगा । 

न; सर्वात्मैकत्वे यथाप्राप्ताु-,.. पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि यह 
सर्वात्मिकत्वकी अनुभूति होनेपर यथा- 

वादित्वात्‌--पुक्तस्य सवोत्ममावे श्राप्त भक्षणादिका अनुवाद करनेवाली 
' है। मुक्त पुरुषको स्वात्मेकत्वकी 

सति यत्र क्चचिद्‌ योगिषु देवेषु वा , प्राप्ति हो जानेपर जहॉँ-कहीं योगियो 
, अथवा देवताओं मक्षणादिकी ग्राति 

जक्षणादि प्राप्तम; तद्‌ यथाप्राप्त- | होती है, उस यथाप्राप्त भक्षणादिका 
न । ही इसके द्वारा अनुवाद किया गया 
मेवानू्यते-तत्तस्येव सर्वात्ममावा- | है। अर्थात्‌ सर्वात्ममाव होनेके 
दिति कारण वह मसक्षणादि उस मुक्त पुरुष- 
दिति सवोत्ममावसोष्षस्तुतये | (का ही है-इस प्रकार यह कथन 

मोक्षकी स्तुतिके लिये है । 

यथाम्राप्तानुवादित्वे दुःखित्व- पूर्व ०-यदि यह श्रुति यथाग्राप्त 
वजह | भ्रक्षणादिका अनुवाद करनेवाली है 

मपीति चेत्‌-- यथा- ' तब तो उसका दु खी होना भी प्राप्त 
प्राप्तन्षणादिवत्‌ होगा--योगी आदिकोम्मे यधथाग्राप् 

एदिवत्‌ ख़ाघरादिषु भक्षणादिकी ग्राप्तिदि समान उसे 
खित्वमपीति स्थावरादिमे यथाग्राप्त दु.खित्रकी भी 

यथाप्राप्तदुः चेत्‌ ! धाहि होगी ऐसी तो ४ 


न, नामरूपकृतकायेकरणोपा- पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 


क्योकि सुखित्र और दु खित्व आदि 
घिसम्पकंजनितश्ञन्त्यध्यारोपित 


विशेष घर्म नाम-रूपजनित देह और 
त्वात्‌ सुखित्वदुःखित्वादिविशेष- 





इन्द्रियरूप उपाधिके सम्प्कंसे होने- 
वाली श्गन्तिसे आरोपित हैं-इस 





<१२ इहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ३ 
ब्वट सीप ब्वर्टय 2 बट: फेज चर - ० न्यॉ्टिप्िक- ब्याद-:७- न>7 3७. व: व्यॉट3-32- बयाए>:.:#७- प्याई 72% व्यह मत 


स्पेति परिहृतमेतत्‌सर्वेम्‌ । | प्रकार इन सब शद्जाओंका पहले ही 
विरुद्श्नुतीनां च विषयमबोचाम | स्थिर किया जा चुका है। विरद्ध- 


आग उप्र ऑन श्रतियोंका विषय भी हम पहले कह 
तस्रात्‌ एपाउस परम आनन्द: । चुके है |€ अत, आनन्दप्रतिपादक 
( चृू० उ० ४७ ।३। ३२ ) इत- 


समस्त वाक्योंको “एबोडस्थ परम 
वत्‌ सर्वाण्यानन्द्वाक्यानि द्रष्ट-| आनन्द ” इस वाक्यके समान ही 
न्‍्यान || ७॥॥ २८ ॥ समझना चाहिये ॥ ७॥ ॥ २८॥ 
+पलवीटिलन- 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाप्ये तृतीयाध्याये 
नत्रम शाकन्यत्राह्णणम्‌ ॥ ९ ॥ 


लैस 


इति श्रीमड्ोविन्द्रभगवत्पूज्यपादशिष्यस्थ परमहंसपरिवाजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छड्टरभगवतः कृतो बृहदारण्यकोपनिपद्धाष्ये 
दतीयोष्ध्यायः ॥ ३॥ 





० गपुयाएर्मे जो ब्रद्मक चेयन्च है, वह सोपाधिक होनेके कारण दै। 
शिरमा्गासत ब्रह्म तो अपेष ही है । 


खअलुर्ण आध्या 


फ्कर ऋछण 


>> ००६००. 


जनक-याज्ञवल्क्य-सवाद 


जनको ह बेदेह आसाश्रक्रे | 
अस्थ सम्बन्धः-- 
शारीराद्यानशो पुरु- 
पाज्रिरुद्मय, प्रत्युद्य पुनहंदये, 
दिग्भेदेन च पुनः पश्चधा च्यूद्य, 
हृंदये प्रत्युद्य, हृदयं शरीरं च॑ 
पुनरन्योन्यप्रतिष्ठ ग्राणादिपश्व- 
चत्त्यात्मफे समानाख्ये जग- 
दात्मनि सत्र उपसंहत्य, जग- 
दात्मानं शरीरहृदयमन्नावस्थमति- 
क्रान्तवान्‌ य ओपनिषदः पुरुषो 
नेति नेतीति व्यपदिष्टट, स 
साक्षाच्चोपादानकारणखरूपेण च 
निर्दि'्ः. 'विज्ञानमानन्दम! 
इति । तस्येव चागादिदेवताहा- 
रेण पुनरधिगमः कततव्य इत्यघि- 


उपोदघात 


'नननननननमत3333--_-ममनमाननत3-3ातनननमनम---नगनग-गी- बननननननिनीी-ननननीनीननीनन-नन3मन+ .८>»+-ृनिननीीीनिननीनीीीीीनईन नी लगन ननममम-म-म-मीक-नीमकयकणीण-. 


'जनको ह वेंदेह आसाश्नक्रे! इसका 
पहले अध्यायसे इस प्रकार सम्बन्ध 
है--शारीरादि आठ पुरुषोका निरूपण 
करके पुन. उनका हृदयमें उपसहार 
कर तथा फिर दिशाओंके भेदसे 
ज्न्हे पॉच भागोमें विभक्त करके 
पु७. उनका हृदयमें उपसंहार कर 
तथा एक-दूसरेमे प्रतिष्ठित हृदय और 
शरीरका प्राणादि पाँच दढत्तियोंवाले 
समानसंज्ञक जगदात्मा सूत्रमें उप- 
संहार कर जो ५नेति नेति? इस प्रकार 
बतलाया हुआ औपनिषद पुरुष शरीर, 
हृदय और सूत्रमे स्थित जगदात्माको 
अतिक्रमण किये हुए है, उसीका 
अह्म विज्ञान और आनन्दरूप है? 
इस प्रकार साक्षात्‌ और उपादान 
कारणरूपसे निर्देश किया गया है। 
उसीका वागादि देवतारूप द्वारसे 


गमनोपायान्तरार्थों5्यमारम्मो ब्रा- | पुन बोध कराना है, इसीलिये इन 


बृ ० उ७० १ ७ण्‌--- १ ७ द्‌ 


८३४ हृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
जब न 2. ऑफ कक 2७७. बा ि 22७ «१७ “कई 222० ण<2229 कर्<0.2७- अप 
झणदयस्थ | आख्यायिका त्वा- | दो ब्राह्मणोंका आरम्म क्रिया गया 
चारप्रदशनाथी-- । है। [यहाँ] आख्यायिका तो 

| आचार प्रदर्शित करनेके लिये है । 
जनककी समामें याज्ञतत्कयका आयमन, जनकका ग्रश्न 


३» जनको ह वेंदेह आसाअकरेपथ ह याज्ञवल्क्य 
आवत्राज। त< होवाच याज्ञवल्क्य किमथेमचारीः पशुनि- 
च्छन्नण्वन्तानिति उभयमेब सम्राडिति होवाच ॥ १ ॥ 


८ 


विदेह जनक आसनपर स्थित था। तभी [उसके पास] याज्ञवन्‍्क्यजी 
आये । उनसे [जनकने ] कहा, 'याज्ञवल्क्यजी ! कैसे आये ? 'पशुओंकी 
ख्छासे, अथवा सूक्ष्मात्त [प्रश्न श्रवण करने ] के लिये ” (राजन ! मैं 
दोनेंकि लिये आया हूँ? ऐसा [याज्ञवल्क्यने ] कहा ॥ १ ॥ 

जनको ह बेंदेह आसाश्चक्रे.. विदेह देशका राजा जनक 
आसन कृतवानाखायिकां दत्तवा- | आसनपर स्थित था-आसन डगाये 
नित्यर्थः, दर्शनकामेस्‍्थों राज्ञः | | हुए था अर्थात्‌ उसने राजाका दरशन 
अथ ह तमिन्नवसरे याज्रवल्क्य | करनेकी इच्छावालेंके लिये अवसर 
आवब्राज--आगतवानात्मनों..[ * रखा था। तव उस समय अपने योग. 


योगभ्षैमार्थ - ७... . क्षेमके अथवा राजाकी जिज्ञासा देख- 
क्षमाथम , रात्ा वा धावादपा : हि 
है कर उसपर कृपा करनेके लिये वह्ों 


दु्गाग्रहारवम्‌ । 20808 _पाज्- या जुबन्क्थजी आये | उन याज्यल्त्य- 
वत्क्य यथावत्‌ पूजां ऋोबराच ' जक्नो आये देख उनकी यवायत्‌ 
हाक्तताज़्नकः-+है याजवल्क्य पूजा कर राजा जनकने कहा, 'ह 
क्रिमर्थम्‌ अचारीः--आगतो5सि ?। थ्ाज़बन्क्य ! आप किसश्यि आये 
फिं पद्चनिच्छन्‌ पुनरपि, आहो- , हैं ? क्या पुन पदश्नुओंकी इच्छासे 
स्विदप्पन्तान्‌ सक्ष्मास्तान सक्ष्म- ' ही आये है, अथवा मुझसे सूह््मान्त- 
बस्तुनिर्णयान्तान्‌ प्रश्नान मत्तः सूक्ष्म वस्तुक्के निर्णयमें समाप्त होने- 
श्रोतुमिन्छन्निति । | गडि प्रश्न सुनतेकी उच्छाते ? 


4 


हा ह. 5 


0 * ७००० 


,ल्‍/%०; ५०7 बी 


( छः 2 


(2 2" गत 





४:34 
ब्राह्मण ९ ] शाइरभाष्याथे 
४६७५० «(९६0०० (० नए «५३२०० «2 ६-3 «६२७... (२९... «८२७... «०0. “0० 


उम्रयभेव पशन्‌ प्रश्नांअ हे. हे समाद्‌ : पथ और प्रटत दोनो 
ऐक्रे लिये आया है| । 'समाट 
हो :7सप्नाडिति 2232: यह पद बाजपेय यत्त करनताजडका 


याजिनों लिड्रम; यश्र आज्या सूचक ह;जों भी अपनी आये राज्य 
पर शासन करता है, पए सम्राट होता 


| है; "हे समाट' यह उसीका सम्बोचन 
मन्त्रणं हे सम्राडिति; समस्तस्य | 


है, अथया समस्त भारतार ईः का राजा 
वा भारतस्थ वर्षेस्थ राजा ॥ १ ॥ | [सम्राट कद्ा गया है] ॥ १ ॥ 


५५१.१४३:७०५०० 
शैलिनिके बताये हुए वाकू-बह्मकी उपासनाऊ़ा फलसहित चर्णन 


यत्ते कश्रिद्व्रवीत्तच्छणवामेत्यब्रबीन्‍्मे जिला शीलि 
निवोग वै वह्मेति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचार्यवान्‌ बृयात्तथा 
तन्छेलिनिरबवीद्‌ वाग्‌ वे बह्लत्यवदतो हि कि स्थादित्य- 
ब्रवीत्त ते तस्थायतनं प्रतिष्ठा न मेप्बीदित्येकपाद वा एतत्‌ 
सम्राडिति स वे नो व्रहि याज्ञवल्क्य | वागेवायत॒नमा- 
काशः प्रतिष्ठा प्रज्ञेत्येनदुपासीत । का प्रज्ञता याज्ञवल्क्य । 
वागेव सम्राडिति होवाच । बाचा वै सम्राड्‌ बन्धुः 
भज्ञायत ऋग्वेदों यजुर्वेदः सामवेदोप्थवोहिरस इतिहास: 
पुराण बिद्या उपनिषदः श्छोकाः सूत्नाण्यनुच्याख्या- 
नानि व्याख्यानानी< हुतमाशितं पायितमयं च लोकः 
रेश्व लोक: सवोणि च भूतानि वाचैव सम्राट 
भज्ञायन्त वागवे सम्राट परस॑ ब्रह्म नेन॑ वाग जहाति सवो- 
न भृतान्यभिक्षरन्ति देवों भूल्वा देवानप्येति य एवं 


राज्य प्रशास्ति, स सम्राट ; तस्या 


<३६ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्य.. ब्यर्टस)2. बन आट 0 ये बाई; ब्यरट _:2%- ब्ये+- 28 बकई>- 24% ्ऑ>:73- व्य:2 


विद्वानेतद॒पास्ते । हस्त्यपम< सहस्न॑ ददामीति होवाच 
जनको वेदेहः | स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मं$मन्यत 
नाननुशिष्य हरेतेति ॥ २॥ 


[याज्ञवल्क्य-] 'तुझसे किसी आचारयने जो कहा है, वह हम सुने | 
[जनक-] 'मुझसे शिलिनके पुत्र जित्वाने कहा है कि वाक्‌ ही ब्रह्म है।' 
[याज्ञनल्क््य-] 'जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी प्रफार 
उस शिलिनके प॒त्रने 'बाक्‌ ही ब्रह्म है! ऐसा कहा है, क्‍योंकि न बोलते- 
वालेको क्या छाभ हो सकता है ? किन्तु क्या उसने उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा भी बतढाये है ” | जनक--] 'मुझे नहीं वतलाये |! [याज्तल्क्य-] 
राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाद्य ब्रह्म है ।? [जनक-] 'याज्ञव॒ल्क्य | वह 
हमे आप बतलाइये ।! [याज्ञरूक््य-] 'बाक्‌ ही उसका आयतन है और 
आकाणञ प्रनेष्ठा है, उसकी 'प्रज्ञा” इस प्रकार उपासना करे !? [ जनक-] 
प्याज्नवन्क््यजी । प्रज्ञता क्या हैं ” 'राजन्‌ ! वाक्‌ ही प्रज्ञता है? ऐसा याज्ञ- 
वन्‍्क्यने कहा, 'हे सम्राट्‌ ! वाकूसे ही बन्धुका ज्ञान होता है और 
राजन ! ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामत्रेद, अथर्वाद्विरसवरेद, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिपद्‌, रोक, सूत्र, अनुब्याख्यान, व्याख्यान, इ८्, हुत, आशित 
( भूखेको अन्न सिडानेसे होनेयाले वर्म ), पायित ( प्यासेको पानी पिलनेसे होने- 
वाले वर्म ), यह लोक, परलोक और समस्त भूत वाकूसे ही जाने जाते है। हे 
सम्राट्‌ ! वाक्‌ ही पसरत्रह्म है | इस प्रकार उपासना करनेत्रालेको वाक्‌ नहीं 
त्यागता, सम्पूर्ण भूत उसको उपहार देते हैं । जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, वह देव होकर देवोको प्राप्त होता है [? त्रिदिहदराज जनकने 
कहा *मे आपको--जिनसे हायीके समान वेल उत्पन्न हों ऐसी--सहस गेएँ 
उसा हैँ ॥ उस याज्ञवत्क्यने कहा, "मेरे पिताका विचार था कि भिष्यकों 
उपदेशफे द्वारा झताथ किये विना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? ॥२॥ 

फ्न्ति यत्ते तुम्य॑ कंथ्रिदत्रवी- किन्तु तुमसे जो कुछ किसी 
है हु जी आचार्यने कहा है, वह हम मुर्नें, 
दाचाये ; अनेकाचायसेत्री हि। क्योंकि तुमबहत-से आचार्योकी सेवा 


च्राक्षण १ ] शाएरभाष्याथे <रे७ 
ब ६-9... +<०.. -_३७. 0... ०८२०. बध9 ब्यत0 ण९ा बापू कन बापू बाप 2 
भवान्‌; तच्छणवामेति । इतर | करनेवाले हो, इतर (जनक ) ने 
आह--अब्नवीदक्तवान्‌ मे ममा- | कहा, 'मुझसे जिला नामवाले शिलित- 
चार्यः, जित्वा नामतः, शिलिन- | के पुत्र शेलिनिने कहा था कि 'बाक्‌ 
स्थापत्य॑ शेलिनिः--बाग्‌ वे |छी ब्रह्म है" अर्थात्‌ 'वाग्देबता 
च्र्मेति वाग्देवता त्मेति।.. अहम है ।! 
आहेतरः-यथा माठ्मान्‌ माता '. ३तर (याजवल्क्यजी) बोले, 'जिस 
प्रकार मातृमान्‌-जिस पुत्रका सम्यक्‌ 
प्रकारसे अनुशासन करनेवाली माता 
अनुशासनकतन्नी स माठमान्‌ ; अत , विद्यमान है, बह मातृमान्‌, इसके 
पश्चात्‌ जिसका अनुशासन करनेवाला 
हि (६ ' पिता हैं, बह पितृमान्‌ तथा उपनयन- 
मान्‌ ; उपनयनादध्चमा समावत- ' क्ले पश्चात्‌ समावतंन सस्कारतक 
नादाचार्यो यस्यानुशास्ता स आ- । आचार्य जिसका अनुशासन करने- 
वाला है, वह आचाय॑वान्‌ है, इस 
प्रकार जो तीन प्रकारकी शुद्धिके 
क्तः स साक्षादाचार्यः स्रयं न हेतुओंसे सयुक्त है, वह साक्षात्‌ 
कदाचिदपि प्रामाण्याद्‌ व्यमिचर- आचार्य कभी भी प्रमाणसे व्यमि- 
हु न चरित नहीं हो सकता, वह जिस 
ति; से यथा द्रधाच्टष्याय तथा- प्रक्वार अपने शिष्यको उपदेश करे 
सो जित्वा शलिनिरुक्तवान्‌ वाग_| उसी प्रकार इस शिलिनके पुत्र 
जिल्चानें तुम्हे यह उपदेश किया है 
कि वाक्‌ ही ब्रह्म है, क्योंकि न 
दिति-न हि मूकस्येहा्थममुत्राथ बोलनेवालेको क्या लाभ हो सकता 
वा किशन स्यात्‌। किन्तु, अब्न- | है शकिको तो छौकिक या पार- 
बहस स्त तय लेकिक कोई भी लाभ नहीं हो सकता; 
वीदुक्तवांस्ते तुम्य॑ तस्य त्रह्मण किन्तु क्या उसने तुम्हें उस बरह्मके 
आयतनं प्रतिष्टां च--आयतनं | आयतन और प्रतिष्ठा भी बतछाये 


यस्थ॒ विद्यते पुत्रस्य सम्यगनुशार्री 


ऊच्षे पिता यय्यानुशास्ता स पितृ - 


च्ञ्क 


चार्यवान्‌ ; एवं शुद्धित्रयहेतुसंयु- 


वें त्रह्माति; अवदता हि कि स्या- 


८३८ वृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वक न्टियी पक गईप- पक बम: व्याई<- ८2% बॉलिसो नई 2-2) व्यय 2८2७ जाई 2-2: व्य्ट ०-2 क नई. 
नाम शरीरम्‌; प्रतिष्ठा त्रिष्वपि |थे ? आयतन शरीरको कहते हैं 

और जो तीनों काछोमें आश्रय हो 


कालेपु य आश्रयः | | बह प्रतिष्ठा कहलाता है | 
आहेतरः--न मे5त्रवीदिति | |. दूसरे (जनक) ने कहा, 'मझे 
। नहीं वतलाये |! 


इतर आह--यद्येवमेकपाद वे ,. अन्य (याजबल्क्य) बोला, 'यदि 
एतत्‌ / एकः पादों ययस्य त्रह्मण- । ऐसी वात है तो वह एकपाद ब्रह्म 
म्तदिदं एकपाद्‌ ब्रह्म त्रिभिः पादेः है, जिस ब्रह्मका एक पाद हो वह 
अगवा एकपाद ब्रह्म है, तात्पर्य यह है कि 
खो की री न फलाय ' ._ _न पादोसे झून्य ब्रह्म उपासना 
भवतीत्यर्थः | | किये जानेपर भी फल्प्रद नहीं होता |! 


यदेवम्‌, स त्व॑ं विद्वान्‌ सन्नो- | [जनक-] “यदि ऐसी वात है 
तो है याज्ञतरल्क््यजी ! आप उसके 
ज्ञता हैं, इसलिये हमारे प्रति उसका * 
| वर्णन कीजिये |! 
से चाह--बागेवायतनम्‌ , क्‍ याज्ञवल्क्यने कहा-'वाक्‌ ही 
आयतन है-उस वाग्दबरूप त्रह्मका 
वाक्‌ू ही करण-आयतन अर्थात्‌ 
यतनं शगीग्मू, आकाशोब्ब्या- शरीर हैं तथा उसकी उत्पत्ति, स्थिति 
क्ताख्य- प्रतिषोत्पत्तेखितिलय- | 
् ._। आकाश उमकी ग्रतिष्टा हैं । उसकी 





अमम्यं त्रृहि हे याज्नवल्क्येति । 


वाग्ठेबस्य ब्रद्मणो वागेव करणमा- 


कालेपु। प्रजेत्यनद्ूपासीत--प्रज्ञे- | 'प्रज्ञा! इस रूपसे उपासना करे । 

तीयमुपनिषद्‌ अक्मणअतुर्थः पाठः- ४ के इक कक के 
0 चतुथ पाठ हैं । 'प्रज्ञा' ऐसा मानकर 

प्रतेति कृन्बेनद ब्रह्मोपासीत | उस ब्रह्मकी उपासना करे |! 


का प्रतता यानवल्क्य ? कि... जिनक-] 'याज्वल्क्यजी ! प्रश्ञता 


ब्राह्मण १ ) शाइस्माष्याथे ८३०, 
बॉ: बॉ सी बॉॉर्पि ० नई बट ब्यर्स न नकारा एफ ब्लॉ्लिटे ब्यॉर्टि2 ० नई 22 बिक 
स्वयमेव प्रज्ञा, उत प्ज्ञानिमित्ता- | क्या दै * क्या खय॑ ग्रज्ञा ही पज्ञता 
है अथवा जिसका प्रज्ञा निमित्त है, 

यथा आयतनप्रति्ठे अहमणो व्य- [वह वाक्‌] प्रज्ञता है ? जिस प्रकार 
तिरिक्ते, तदत्‌ किम १ न; कथ॑ | आयतन और प्रतिष्ठा [वाक्रूप] जह्म- 
तर्हि से भिन्न हैं, उसी प्रकार प्रज्ञता भी है. 

तहिं ६ क्‍या * नहीं, तो फिर किस ग्रकार है ! 


बागेव सम्राडिति होवाच;| हे सम्राट्‌ । कह बाक्‌ हक हैः 
लि तो उत्तर । 
बागेव प्रशेति होवाचोक्तवान्‌, न | [जिलयने | उत्तर 


तिरिक्ता प्रशेति | कर्थ पुनवा वाक्‌ ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा उससे मिन्न 
व्यतिरिक्ता प्रश्ेति | कथं पुनवो- | 6 है-इस प्रकार याजवल्क्यने 


गेव प्रज्ञा  इत्युच्यते--वाचा वे | कहा / किन्तु वाक्‌ ही प्रज्ञा किस 
सम्राड्‌ बन्धुः प्रज्ञायते--असाक॑ | शरकार है ? सो बतलाया जाता है, 
बस्धुर्तयुक्ते पज्ञायते बन्धु; तथ- | नाई! वाकसे हो बन्धुका 


ग्वैंदादि, इष्ट यागनिमित्त घर्म- |»... होता है। यह हमारा बन्धु है? 
हद, डे। याद दे सा कहनेपर ही बन्धुका ज्ञान होता 


जातम्‌, हुत॑ होमनिमित च, | है | इसी प्रकार ऋग्वेदादि, इ४- 
आशितमन्रदाननिमित्तम्‌ , पायितं | यागप्ते होनेवाले धर्म, हुत-होमसे 
पानदाननिमित्तम, अय॑ च लोकः, होनेवले धर्म, आशित-अन्नदान- 


हद च जन्म, परश्व लोकः, प्रतिप- हैक त हक आफ 

| धर्म, यह लोक, यह जन्म, परलोक, 
त्तव्य॑ च जन्म, सवोणि च| आप प्राप्त होनेवाला जन्म और सम्पूर्ण 
भूतानि--बाचेव सम्राट्‌ भज्ञा- | भूत -हे सम्राट्‌ | इन सबका वाकूसे 
य्ते । अतो बाण वे सम्राट परम | दी ज्ञान होता है, अतः हे सम्रादू! 
ब्रह्म । नैने यथोक्ततनह्नविद बागू | ही परम अहम है। इस उपर्युक्त 
जहाति; स्वाप्येन भूतान्यभि- ब्रह्मको जाननेवालेका वाक्‌ त्याग 


दाना नहीं करती | समस्त भूत उपहारादि- 
क्षरन्ति बलिदानादिभिः; इह देवो | के द्वारा इसका उपकार करते हैं। 


भूत्वा पुनः शरीरपातोत्तरकालं जो विद्वान्‌ इसकी इस अ्रकार 


८४० बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
2 वि: 2: 2७० नई? कक नई ७. के: व ०८720 वाई 2, व्य2:29७ ना. आई<८2%७, बॉ 


देवानप्येति--अपिगच्छति, थ | उपासना करता है वह इस लोकर्मे 
लक देव होकर फिर शरीरपातके अनन्तर 
एव चद्धान | देवोंको प्राप्त होता है ! 
विद्यानिप्क्रयाथ हस्तितुल्य | तब बैंदेह जनकने कहा, 'इस 
ऋपषमभो हस्त्यपभो यसिन्‌ गोसहरस् | विद्याके बदलेमें मैं आपको जिन 
तद्‌ हस्त्यपम सहस्न॑ ददामीति | सहस्त गौओंसे हाथीके समान बेल 
होवाच जनको वदेहः । होते हैं, ऐसे सहस्त हस्त्यूषम देता हूँ |? 
स होवाच याज्ञवस्क्यः---अन- | उस याज्ञवल्क्यने कहा, "मेरे पिता- 


नुशिप्य शिप्य॑ कृता्थमक्त्वा का ऐसा विचार था कि शिष्यका अनु- 
के ले हरि हम शासन किये ब्िना-उसे कृतार्थ किये 
शिष्याद्‌ धनं न हरेतेति में मम 


दे व्रिना शिष्यके यहाँसे धन नहीं ले जाना 
पिता--अमन्यत | ममाप्ययमेवा- ' चाहिये | और मेरा भी ऐसा ही 


भिग्रायः ॥ २ ॥ अभिप्राय है? ॥२॥ 
"तवीटित-- 
उदद्जीक्त प्राण-बह्मकी उपासनाका फ़लसहित वर्णन 

यदव ते कश्रिदतवीत्तच्छुणवामेत्य्रवीन्‍्म उदंड्डू 
शाल्यायनः प्राणो वे वह्मेति यथा मातृमान्‌ पितृमानाचाय- 
बान्‌ व्रयात्तथा तच्छोल्चायनोप्बीत्‌ प्राणो बे वद्येत्यप्राणतो 
हि कि* स्थादित्यत्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मेप्वी- 
दित्येकपाद वा एतत्‌ सम्राडिति स वे नो ब्रृहि याज्ष- 
वल्क्य प्राण एवायतनमाकाशः प्रतिष्ठा प्रियमित्येन- 
दुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्य प्राण एवं सम्राडिति 
होवाच प्राणस्व वे सम्राद कामायायाज्यं याजयत्य- 
प्रतिगद्यस्य प्रतिगृह्ात्यपि तत्र वधाशकूं भवति यां 


ब्राह्मण १ ) शाइरसाध्याथे ८७१ 
बॉस: प्यि:- 2 चेक "7220 न पक बॉ 3७. बट: 20, ॉर्पि: ७७ ब्लॉर्ट:-2 ब्कॉ 0. .ऑस7७- ब्कर्ट के -परेकन 


दिशमेति प्राणस्यैव सम्राद कामाय प्राणो वे सम्राद्‌ 
प्रम॑ ब्रह्म नैन॑ प्राणो जहाति सवोण्येनं भूतान्यमिक्षरन्ति 
देवो भूला देवानप्येति य एवं विद्वानेतदुपास्ते । 
हस्त्युपभ* सहस्र॑ ददामीति होवाच जनको वेदेहः स होवाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेप्मन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ३े ॥ 


[याज्ववल्क्य-] 'तुमसे किसी [आचार्य] ने जो भी कहा है, वह हम 
सुने / [जनक-] 'छुझसे शुल्वके पुत्र उदड्डने 'प्राण ही ब्रह्म है? ऐसा कहा 
है।” [याजवल्क्य-] “जिस प्रकार मातृमान्‌ , पितृमान्‌ , आचार्यत्रान्‌ कहे, उसी 
प्रकार उस शुल्त्रके पुत्रने 'प्राण ही ब्रह्म है! ऐसा कहा है, क्योकि प्राणक्रिया 
न करनेवालेको क्या छाम हो सकता है? किन्तु क्या उसने उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं.” [जनक-] 'मुझे नहीं बतलाये |” [याज्ञवल्क््य-] 
'राजन्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है ।! (जनक-] 'याज्वल्क्यजी ! वह 
हमें आप बतलाइये |? [याज्ञवल्क्य-] 'प्राण ही आयतन है, आकाश ग्रतिष्ठा 
है, उसकी “प्रिय” इस रूपसे उपासना करे |!” [जनक-] '्याज्वल्‍्क्य ! 
प्रियता क्या है ? 'हे सम्राट्‌ | प्राण ही प्रियता है? ऐस! याज्ञवल्क्यने कहा, 
'राजन्‌ | ग्राणके लिये ही अयाज्यसे यजन कराते हैं, प्रतिग्रह न लेनेयोग्यसे 
प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशामें जाते हैं, उसमें ही वचकी आशका करते 
हैं। हे सम्राट | यह सत्र प्राणके ही डिये होता है । हे राजन्‌ ! ग्राण 
ही परम अहम है | जो विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे 
श्राण नहीं त्यागता, उसको सब्र भूत उपहार देते हैं और वह देव होकर 
देवोंको प्राप्त होता है |? मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बैछ उत्पन्न 
बा पे हैं? ऐसा पिदेहराज जनकने कहा। उस 

$ ताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा 


(-. 
उैताय किये बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिये? || ३॥ 


४339 बृहदारण्यकोपनिधिद्‌ [ अध्याय ४ 

(रय ०८2 < ९२२ अप>प- बल बिपिन एक ९८२ ०८९ बा ५-2 अ९2. 

यदेव ते कश्रिदत्रवीत्‌ , उद्ो |. 'बदेव ते कश्चिदजवीत! इत्यादि-- 

नामतः शुस्वस्थापत्य॑ शोल्वायनो- मुझसे उदड्ड नामवाले शोल्वायन-- 
जुल्त्रके पुत्रने कहा है कि प्राण 

ध्ववीत; प्राणोवै त्रह्मेति, प्राणो । > ५ है ही 


हि है | पूर्ववत्‌ 'प्राण” वायुद्देवता 
वाउुदवता-पवेंबत | श्राग एवं | ६ | ब्रण ही आयतन है और आकाश 


निपत्‌्--ग्रियमित्येनदुपासीत | उपासना करे--यह उपनिपद्‌ है । 


कथ॑ पुनः प्रियत्वम्‌ १ प्राणस्प. 'किन्त॒ इसकी प्रियता किस 


प्रकार है ” 'हे सम्राट्‌ ! प्राणकी ही 
सम्राट प्राणसार्था 
वे है सम्राद्‌ कामाय प्राणखार्था- ' ताप प्राणके ही लिये अयाज्यसे 


यायाज्यं याजयति पतितादिकमपि;, पतितादिकसे भी यजन कराते हैं 
८ रह | 
अप्रतिगृद्यस्याप्युग्रादेः प्रतिगृद्धा- | और प्रतिग्रहके अयोग्य उम्र (उद्रण्ड) 
आअश्िसे भी प्रतिग्रह लेते हैं तथा चोर 
ओर छुटेरों आदिसे आक्रान्त जिस 
निर्मिच्माणडुम्‌--बधाशड्रेत्य्थ:,, दिज्यामें जाते हैं, उस दिशामें वषके 
या दिश्ममेति तस्कराय्राक्रीर्णों च कारण होनेबाली आशंका रखते है, 
उस दिया बधकी आशका रहती हैं, 


तसां दिशि वधाणड्ढा; तच्चतत्‌ सवे ' यह सत्र प्राणकी प्रियता होनेपर ही 
| 

प्राणस प्रियत्वे भब॒ति, प्राणस्थैव / पं है? हें सन्नाद्‌ ! प्राणके ही 
े _ _ | लिये यह सब्र होता है। अतः हे 
सम्राट कामाय | तम्मात्‌ प्राणा व | राजत्‌ ' प्राण ही परम अ्रह्म है। 
सम्राट परम॑ ब्रह्म । मेने ्राणो | तो उपासना करता है] उसे 
प्राण नहां छाडइता ! श्र पृव- 

जहाति; समानमन्यत्‌ | ३ ॥| । व्‌ है ॥ ३॥ 


त्याप। तत्र तस्या दाशि चध- 


०७० 


ब्राह्मण ९ शाउरभाप्याथे ८४३ 
ब्करसिपि-- बॉल: परे नव) ब्य : बट 2-0. न्य2-.)2०. ब्यर्ि --७ ब्यँ 7-7) न्यर्ट:-3७- व्यर्ट 2:23, न्यू “0... व्यटन: पक. 


बर्छुक बताये हुए घन्नंगक़ी उपासनाफा फ़ल्सहित वर्णन 

यदेव ते कथिद्त्रवीत्त-छणबामेत्यव्रवीन्मे बकुबीष्णे- 
श्रश्न॒व ब्रह्मेत्ति यथा मातृमान्‌ पितमानाचायबान्‌ बरयात्तथा 
तद्‌ वाप्णो5चबीचक्षुर्वे बरद्मेत्यपठ्य तो हि कि*स्यादित्यब्रवीत्तु 
ते तस्यायतनं प्रतिष्ठां न मेध्बीदित्येकपाद वा एतत्‌ सम्रा- 
डिति स वे नो ब्रृहि याज्ञवल्क्य चक्षुरेवायतनमाकाशः 
प्रतिणा मत्वमित्वेनदुपासीत का सत्यता याज्ञवलकक्‍य चक्षु- 
रेव सम्राडिति होबाच चक्षुपा वे सम्राट पत्यन्तमाहुरद्रा- 
क्षीरिति स आहाद्राक्षमिति तत्‌ सत्यं भवति चक्ष॒वें सम्राट्‌ 

+ बे ० 6 ० 

परम॑ ब्रह्म नेने चक्षुजहाति सर्वाण्येनं भृतान्यमिक्षरन्ति 
देवों भृत्वा देवानप्येति य एवं विद्रानितदुपारते । हस्त्यपभ* 
सहस ददामीति होबाच जनकों बह: स होवाच याज्ष- 
वल्क्यः पिता ममनन्‍्यत नाननुशिप्य हरेतेति ॥ 8 ॥ 

[याप्नउन्ज्य-] प्तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा हैं, वह हम 
सुनें ।! [जनक -] "मुझसे वृष्णके पुत्र बउने कहा है कि चक्षु ही अहम है।? 
(यान्नवल्क्य-] 'जिस प्रकार मातृमान्‌, पिठुमान्‌, आचार्यवान्‌ कहे, उसी 
ग्रकार उस वार्प्णन धचक्षु ह्ठी त्र्म ष्टः ण्सा कहा है, क्योकि न देखनेवाले- 
को क्या छाम हो सकता है ? किन्तु क्या उसने तुम्हे उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा भी बनलाये हैं. ” [जनक-] "मुझे नहीं बतलायें ।! [याज्ञवल्क्य-] 
है सप्राट्‌ | यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म हैं ।? [जनक-] 'याश्वल्क्यजी | वह 


है, इसकी सत्य! इस रूपसे उपासना करे !! [जनक-]] हे याज्ञवल्कय ! 
सत्यता क्या है ? हे राजन्‌ | चक्षु ही सत्यता है! ऐसा याज्वल्क्यने 


८४४ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
गई. ब्यर्ट>-2ऋ ब्यॉ२८2: "या 3:22 “या: आई 22 न्ाई<०:2)%, “कट >- 2 व्योे 2) नाई :>-2:#- नह >> क, 
कहा, हे सम्राट ! चश्लुसे देखनेवालेसे ही 'क्या तूने देखा? ऐसा जत्र कहा 
जाता है और वह कहता है कि मैंने देखा? तो वह सत्य होता है। राजन ! 
चन्नु ही परम ब्रह्म है । जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है, 
उसका चश्लु त्याग नहीं करता, सत्र भूत उसको उपहार देते हैं, और 
बह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है|? 'मैं आपको हाथीके समान हृष्ट- 
पुष्ट बल उत्पन्न करनेबाली एक हजार गोएँ देता हूँ? ऐसा त्रिरेहशाज जनक- 
ने कहा |? उस याज्ञत्रन्क्यने कहा "मेरे पिताका गिचार था कि शिष्पको 
उपदेसक्रे द्वारा कृताथ किये विना उसका धन नहीं लेजाना चाहिये? ॥१॥ 


यदेव ते कथ्िद्‌ ब्कुरितिना-,  'यदेत्र ते कश्चितः-वर्कु इस 


मतो बृष्णस्थापत्य॑ वार्प्ण:; च्षुवें | वाष्ण---३णके पुत्रने 'चक्ष 
ही त्रह्म है? ऐसा कहा है, चश्लुमे 


पि | उपनिपत्‌--सत्यम्‌ ; यस्ता- यह उपनिपद्‌ है, क्‍योंकि कानसे 
उ्ोत्रेण श्रुतमन्तमपि स्वात्‌, न, जता इआ तो मिथ्या भी हो सकता 


दृश्म्‌; तसाद्‌ । किन्तु नेत्रसे देखा हुआ नहीं हो 
पट ही सकता, हे सम्राट | इसीसे देखने- 


पश्यन्तमाहु.-अद्राक्षीस्त्व॑ हस्ति- , वालेसे कहते हैं 'तुमने हाथी देखा ? 
इसपर यदि वह कहे कि देखा हैं तो 
बह सत्य ही होता है । यदि कोई 
सत्यमत्र भवाते | यस्त्वन्या त्रूयात्‌ | अन्य कहे कि मैंने सुना हैतो 


--अहमश्रौपमिति; तदू व्यमि- | उसमे तो अन्तर आ सकता हैं। 
! किन्तु जो नेत्रसे देखा हुआ होता 


परत; व चञता हस्ट तठल्य- | है, उसमें अन्तर न आनेके कारण 
भिचारित्वात्‌ सत्यमेव भवति॥४2)॥ वह सत्य दी होता है || 9 ॥ 
नए्विीफोईो-- 


नमिति, स चेदद्राक्षमित्याह, तत्‌ । 





ग्राह्मण १ ] शाउस्साप्याथ ८४५ 
बॉ. न" 0 ऑटो: 29 ०्ऑर्ट- फि न्क्ट *-3०० ब्कॉ >7प४. बय:2७५ कस: 2७ ्कॉर्ट 200७. बर्प ३:20 व्यरटए: कक ब्य २:22% 


गर्दभीविपीतके कहे हुए श्रोत्नवह्की उपासनाका फ़लसहित वर्णन 

यदेव ते कश्रिदत्रवीत्तच्छणवामेत्यब्रबीन्मे गदभी- 
विपीतो भारद्वाजः श्रोत्रं वे वह्मेति यथा मातृमान्‌ पितृमाना- 
चार्यवान्‌ बरयात्तथा तद्‌ भारद्वाजोध्व्रवीच्छोत्र वे अल्ेत्य- 
श्रण्वतो हि कि* स्पादित्यश्रवीत्त ते तस्यायतनं प्रतिष्ठा न 
मेप्बीदित्येकपादू वा एतत्‌ सम्राडिति स वे नो घृहि याज्ष- 
बल्क्य श्रोत्रमेवायतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्त इत्येनदुपासीत 
कानन्तता याज्ञवल्क्य दिश एव सम्राडिति होवाच तस्माद्‌ वे 
सम्राडपि यां कां च दिशं गच्छति नेवास्या अन्तं गच्छत्य- 
नन्‍्ता हि दिशो दिशो वे सम्राट श्रोत्र< श्रोत्रं वे सम्राट परम॑ 
ब्रह्म नेन5 श्रोत्रं जहाति सर्वाण्येनं भृताण्यभिक्षरन्ति देवो 
भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वानितदुपास्ते । हस्त्यूषभ* 
सहस॑॑ दद्मामीत होबाच जनको बेदेहः । स होबाच 
याज्ञवल्क्यः पिता मेप्मन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ५ ॥ 


[याज्ञवल्क्य-] "तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुने ।? 
(जनक-] 'छुझसे भारद्वाज गोत्रोत्पन्न गदभीविषीतने कहा है कि श्रोत्र ही 
म्रह्म है।? [याज्वल्क्य--] 'जिस प्रकार मातृमान्‌ , पितृमान्‌ , आचार्यत्रान्‌ कहे, 
उसी प्रकार उस भारद्वाजने श्रोत्र ही ब्रह्म है? 'ऐसा कहा है, क्योंकि न सुनने- 
वालेको क्‍या छाम हो सकता है ? किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी बतलयये हैं ” [जनक-] 'मुझे नहीं वतलाये ॥ [याज्ञवल्क्य-] 
"हे सम्राट्‌ ! यह तो एक ही पादवाल् ब्रह्म है ।” [जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! 
वह हमें आप बताइये |? [याज्ञवल्क्य--] श्रोत्र ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, तथा इसकी अनन्त? इस रूपसे उपासना करे |! [ जनक-] 'हे याजवल्क्य ! 
अनन्तता क्या है ” «हे सम्राट्‌ ! दिशाएँ ही अनन्तता हैं? ऐसा याज्ञवल्क्यने 


<४६ चृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कर्टि पक न््ट ल? पक ब्ई--)क्‍७ ब्यएयक, न. व्ट>-2 2... आई: 2%, जईए2क्‍४क ब्य-2%- न :>-2:%- बयां) व्यसन: कक, 
कहा, 'त्सीसे हे सत्राट्‌ ! कोई भी जिम्त किसी दिशाको जाता है, वह 
उसका अन्त नहीं पाता, क्योंकि दिशाएँ अनन्त हैं और हे सम्राट ! 
दिशाएं ही श्रोत्र है | श्रोत्र ही परम ब्रह्म है | जो विद्वान्‌ इसवी इस प्रकार 
उपासना करता है, श्रोत्र उसका त्याग नहीं करता, सत्र भूत उसको 
उपद्दार ढेते हैं और वह देव होकर देत्रोंको प्राप्त होता है |” “मैं आपको 
हाथीके समान हष्ट-पुष्ट बल उत्पन्न करनेवाडी एक हजार गोएँ देता हूँ? 
ऐसा विवेहरान जनकने कहां, उस याज्ञउल्क्यने कहा, "मेरे पिताका 
विचार था कि भिष्यकों कृता्थ किये विना उसका घन नहीं ले जाना 

चाहिये! ॥ ५॥ 

'यदेव ते! गर्दभीविपीत इति ,.. 'यदेव तेः-गर्द भीविधीत ऐसे नाम- 
नामतः, भारद्ाजों गोत्रतः; श्रोत्रं  वाछे गोत्रत. भारद्वाजने 'श्रोत्र ही 
वे ब्रह्मेति--श्रोत्रे दिग देवता, | तह है! ऐसा कहा है । श्रोत्रम दिग्‌ 


अनन्त इत्येनदपामी त; कानन्तता ! *ती है, उसकी “अनन्त? इस रूपसे 
श्रोत्रस्य ? दिश एवं श्रोत्रस्या-| उपासना करनी चाहिये। श्रोत्रकी 


अनन्तवा क्या है? हे मत्राट्‌ | चूंकि 
नन्त्य यम्मात्‌ , तस्माद्‌ व सम्राट 
था | दिज्ञाएँ ही श्रोत्रकी अनन्तता हैं 


प्राचीमंदीचां वा यां काख़िंदपि ये पूर्व या उत्तर जिस किसी 
दिग्न॑ गच्छति, नवास्यथा अच्तं! भी दिशवाकों जाय कोई उसका अन्त 
गच्छति कथ्रिदपि अताषनन्ता | नहीं पाता, इसलिये दिगाएँ अनन्त 
हि विश; दिययो व सम्राट है। हे मसम्राद | दिशाएँ ही श्रोत्र 
श्रात्रमू; तम्माईदिगानन्त्यमव्र ' है, अत, दिशञाओंकी अनन्तता ही 


श्रोत्रस्थानन्त्यम्‌ ॥। ५॥  श्रोत्रकी अनन्तता है ॥|७॥ 
+अछंटश-- 


ज्यग्द्रोक्त मनोवध्यती उपासना फलसहिव वर्णन 
यदेव ते कश्रिदवत्रीत्तन्छणवामंत्य ब्वबीन्म सत्यकामो 
जाबाला मना व ब्रह्मति यथा मातृमान्‌ पितयानाचायंबान्‌ 
व्ंयात्तवा तज़ाबाल्गेध्रवीन्‍्मनों व व्रहत्यमनसों हि क्रि६ 


ब्राह्मण १ ] शाइरभाष्याथे ८8७ 
ब्कॉ-)9, व्क-- क व्ये-2- 24% व्यरे-- ७० ब्य 2) ब्कट-:2)%- आर: व्यईट--% नए: प्र व्य्ट न) व्यॉ 2 वन्य से" परिक 


स्थादित्यब्रवीत्तु ते तस्थायतनं प्रतिष्ठा न मेषब्रवीदित्येक- 
पादू वा एतत्‌ सम्राडिति स वै नो बूहि याज्ञवल्क्य सन एवा- 
यतनमाकाशः प्रतिष्ठानन्द इत्येनदुपासीत कानन्दता 
याज्ञवल्क्य सन एवं सम्राडिति होवाच मनसा वे सम्राट 
स्रियमभिहायेते तस्यां प्रतिरूपः पुत्रो जायते स आनन्दो 
मनो वे सम्राद परम॑ ब्रह्म नैंने सनो जहाति सबोप्येनं 
भूतान्यभिक्षरन्ति देवों भूत्वा देवानप्येति य एवं विद्वाने- 
तदुपासते । हस्त्युषम* सहन" ददामीति होवाच जनको 
वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेपमन्‍्यत नाननु- 
शिष्य हरेतेति ॥ ६ ॥ 


[याज्वल्क्य--] 'तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है, वह हम सुर्ने।! 
जिनक-] 'मुत्नसे जवालके पुत्र सत्यकामने कहा है कि मन ही ब्रह्म है |? 
[याज्ञवल्क््य-] 'जेसे मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यव्रान्‌ कहे, उसी प्रकार 
उस जबाढाके पुत्रने 'मन ही ब्रह्म है! ऐसा कहा है, क्योंकि मनोहीनको 
क्या लाभ हो सकता है ? किन्तु क्या उसने तुम्हें उसके आयतन और 
प्रतिष्ठा बतलाये हैं. !! [जनक-] 'मझे नहीं बतछाये ।” [याज्वल्क्य-] "हे 
सप्ताट्‌ ! यह तो एक ही पादवाला ब्रह्म है।? [जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य ! वह 
हमें आप बतलाइये |? [याज्ञतरल्क्य--] मन ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा 
है, इसकी 'आनन्दः इस रूपसे उपासना करे ।! [जनक-] '्याइवल्‍क्य ! 
आनन्दता क्या है ” “हे सम्राट्‌ | मन हीं आनन्दता है? ऐसा याज्ञवल्क्यने 
कहा, 'हे राजन्‌ ! मनसे ही ख्लीकी इच्छा करता है, उसमें अनुरूप पुत्र 
उत्पन्न होता है, वह आनन्द है। हे सम्राट्‌ ! मन ही परम ब्रह्म है। जो 

विद्वात्‌ इसकी इस प्रकार उपासना करता है, उसे मन नहीं त्यागता, सत्र 
भूत उसका उपकार करते हैं तथा वह देव होकर देवोंको प्राप्त होता है | 


<श्८ट बृहदारण्यकोप निषद्‌ [ अध्याय ४ 
कट: बटर 2७. “आपस: न्याई> ट्रक बकरे: 2 व्याई 24 नाई न: नई: व्याई 7 प्रेक न्यद->)8 यर्ट-<-220 या: 
मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाली एक हजार गोएँ 
देता हूँ? ऐसा विरेहरान जनकने कहा | उस याज्ञवन्क्यने कहा, 'मेरे 
पिताका विचार था कि शिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये ब्रिना उसका 
घन नहीं ले जाना चाहिये! ॥६॥ 
सत्यकाम इति नामतो जवा-| सत्यकाम ऐसे नामवाले जाबाल- 
लाया अपत्यं जाबालः | चन्द्रमा | जवालाके पुत्रने । मनमें चन्द्रमा 
मनसि देवता | आनन्द इत्युप- | देवता है। 'आनन्दः यह उपनिपद्‌ 
निपत्‌ । यस्मान्मन एवानन्दः, है | क्‍योंकि मन ही आनन्द है, इस- 


वेग मिलो लिये हे सम्राट ! मनसे ख्रीकी इच्छा 
मसान्मनसा वे सम्राद खियम- दर ५. 
हर की श ते «७ | करते हुर उसका अभिहरण अर्थात्‌ 
भिक्रामयमानो5भिहायते ग्राथे- 


बत , ...__ ' प्रार्थना करता है | अत. जिस ख्रीकी 
की या | कामना करते हुए प्रार्थना करता है, 
भिक्रामयमानो5मिहायेते, तस्यां ' उसमें प्रतिरूप-अनुरूप पृत्र उत्पन 
ल्‍ न." किक पु द हर 
प्रतिरूपोष्नुरुपः पुत्रों जायते; स | होता है, वह पुत्र आनन्दका हेतु है। 
आनन्दहेतु पृत्र:; स येन मन- | जिस मनके द्वारा वह निष्पन्न होता 
सा निवत्यते, तनमन आनन्दः॥६॥| है, वह मन आनन्द है ॥| ६ ॥ 
-->58.. - 
शाकत्योक्त हदयत्रघकी उपासनाका फलसहित वर्णन 
जे कक श्रिद ीत्तच्छुण 32. त्यत्र ञ.>े 
यदेव ते कश्रिद्व्रत्रीत्तच्छुणवामत्यव्रवीन्म 
विदग्ध: शाकल्यों हृदयं वे ब्रह्मति यथा मातृ- 
मान्‌ पित्रमानाचायेवान्‌ व्यात्तथा तच्छाकल्यो5ब्रबीडुद्यं 
वे बह्यत्यहदयस्य हि. कि* स्थादित्यत्रवीत्त ते 
तस्थायतनं प्रतिष्ठा न मेंख़वोदित्येकपाद वा एतत्‌ 
मम्राडिति स वे नो ब्रहि याज्षवल्क्थ हृदयमेवायतन- 
माकाझाः प्रतिष्ठा सितिरित्येनदुपासीत का स्थितता याज्ष- 





त्राप्मण ९ ] शाहरसापष्याथे ८७९, 
ब्व), ब्वॉपप ब्यापिीपक बॉ, ब्जप: 0७ ब्डपिप ०. ब्ॉपि: 2 नए: नव नि बरपििफ बिग 


पु 


वल्क्य हृदयमेव सम्राडिति होवाच हृंदयं वे सम्राट 
सर्वेषां भूतानामायतन< हृदयं वे सम्राट्‌ सर्वेषां भूतानां 
प्रतिणठा हृदये होव सम्राट सवोणि भूतानि प्रतिछितानि 
भवन्ति हृदयं वे सम्राट परमं ब्रह्म नेन* हृदयं जहाति 
सव्वाण्येनं भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं 
विद्वानेतदुपास्ते हस्त्यप्भ« सहसे ददामीति होवाच 
जनको वेदेहः स होवाच याज्ञवल्क्यः पिता मेपमन्यत 


नाननुशिष्य हरेतेति ॥ ७ ॥ 


[(याज्वल्क्य-] "तुमसे किसी आचार्यने जो भी कहा है वह हम सुनें |? 
[जनक-] "मुझसे विदग्ध शाकन्यने कहा है कि हृदय ही ब्रह्म है |? 
[याज्वल्क्य--] “जिस प्रकार मातृमान्‌, पितृमान्‌, आचार्यव्रान्‌ पुरुष उपदेश 
करे, उसी प्रकार उस शाकल्यने 'हृदय ही ब्रह्म है? ऐसा कहा है, क्योंकि 
हृदयहीनको क्‍या मिल सकता है ? किन्तु क्‍या उसने तुम्हें उसके आयतन 
और प्रतिष्ठा भी बतलाये हैं ” [जनक-] 'मुझे नहीं बतलाये ।? [ याज्ञ- 
वल्क्य-] 'हे सम्राट्‌ | यह तो एक पादवाला ही ब्रह्म है ! [जनक-] 'याज्ञ- 
चल्क्य ! वह हमें आप बतलाइये |? [याज्ञवल्क्य--] 'हृदय ही आयतन है, 
आकाश प्रतिष्ठा है तथा इसकी “स्थिति! इस रूपसे उपासना करे |! 
[जनक-] 'याज्ञवल्क्य ! स्थितता क्‍या है ” *हे सम्राट्‌ | हृदय ही स्थितता 
हैं? ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, 'राजन्‌ ! हृदय ही समस्त भूतोंका आयतन 
है, हृदय ही सब भूतोंकी प्रतिष्ठा है और हृदयमें ही समस्त भूत प्रतिष्ठित 
होते हैं | हे सम्राट ! हृदय ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान्‌ इसकी इस 
प्रकार उपासना करता है, उसका हृदय त्याग नहीं करता, सब भूत उसको 
उपहार समर्पण करते हैं.और वह देव होकर देबोंको प्राप्त होता है |! वेदेह 


जनकने कहा, “मैं आपको हाथीके समान हृष्ट-पुष्ट बेल उत्पन्न करनेवाढी एक 
बू० उ० १०७--१०८-- 


<५० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वर्ट 2: ईएसिट क्‍ ब्या्ट>-टक्‍क- बाई किट. ध्यान क वन्य: ब्यट>:2फ व्या>2 0 नई: व्या न :- नाई, नई 3. 
हजार गौएऐँ देता हूँ | उस याज्ञवल्क्यने कहा, "मेरे पिताका विचार था कि 
भिष्यको उपदेशके द्वारा कृतार्थ किये त्रिगा उसका धन नहीं ले जाना 
चाहिये | ७॥ 

विदग्धः शाकल्यों हृदयं थे | विदग्ध शाकल्यने 'हदय ही ब्रह्म 
त्रह्मेति | हृदयं वे सम्राट सर्वेपां | है? ऐसा कहा है। हे सम्राट्‌ | हृदय 
भूतानाम्‌ आयतनम्‌ । नाम- | दी समस्त भूतोंका आयतन है। 
रूपकर्मात्मकानि हि भूतानि हृद- | तोम) रूप ओर कर्मात्मक भूत हृदय- 
याश्रयाणीत्यवोचाम शाकल्यत्रा- |” दो श्रित हैं और हृदय ही प्रति- 


मेणे हृदयप्रतिष्ठानि चेति प्ित हैं-ऐसा हम जाकल्यब्राह्मणमें 
* गठन ससाई नह चुके हैं। अत हे सम्राद! 


हदये श्ेत्र सम्राद्‌ सर्वाणि भू- | समस्त भूत हृदयमें ही प्रतिष्ठित है । 
तानि प्रतिष्ठितानि मवन्ति | | अत हृदयकी 'स्थिति! इस रूपसे 
तस्माद्‌ हृदयं स्ितिरित्युपासीत | | उपासना करे। हृदयमें प्रजापति 
हृये च प्रजापतिः देवता ॥७।| | देवता है | ७॥ 


नी जन- 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्ये चतुर्थाध्याये 
प्रथम पडाचार्यत्राह्मणम्‌ || १ ॥ 





८ लर कक 
एच्दह्मद क्रछण्‌ 
--+<>८औं:-०--- 
जनककी उपसत्ति 


जनको ह वेदेहः कूचादुपावसपेन्नुवाच नमस्ते- 
'(स्तु याज्षवल्क्यानु मा शाधीति स होवाच यथा वे 
सम्राण्महान्तमध्वानमेष्यन्‌ रथं वा नाव॑ वा समाददीतैवमेबे- 
ताभिरुपनिषद्धिः समाहितात्मास्थेवं बृन्दारक आद्यः सन्न- 
धीतवेद उक्तोपनिषत्क इतो विम्न॒ुच्यमानः क गमिष्यसीति 
नाहं तद्‌ भगवन्‌ वेद यत्र गमिष्यामीत्यथ वे तेहहं तद्‌ 
वक्ष्यामि यत्र गमिष्यसीति व्रवीतु भगवानिति ॥ १ ॥ 


विदेहराज जनकने कूर्च [ नामक एक विशेष प्रकारके आसन ] से उठ- 
कर [याज्ञत्रल्क्यके] समीप जाकर कहा, 'याज्ञवल्क्य ! आपको नमस्कार है, 
मुझे उपदेश कीजिये |? उस (याज्ञवल्क्य) ने कहा, 'राजन्‌ ! जिस प्रकार लबे 
मार्गको जानेवाला पुरुष सम्यक्‌ प्रकारसे रथ या नौकाका आश्रय ले, उसी 
प्रकार त्‌ इन उपनिपरदों (उपासनाओं) से युक्त प्राणादि ब्रह्मोकी उपासना 
कर समाहितचित्त हो गया है । इस प्रकार तू पूज्य, श्रीमान्‌ , अधीतवेद और 
उक्तोपनिपत्क ( जिसे आचार्यने उपनिषद्‌का उपदेश कर दिया है-ऐसा ) 
हो गया है | इतना होनेपर भी त्‌ इस शरीरसे छूटकर कहाँ जायेगा ” 
[जनक--] 'भगवन्‌ ! में कहाँ जाऊँगा, सो मुझे माक्म नहीं है ।? [याज्ञ- 
वल्क्य-] “अब में तुझे यही बतलाऊँगा--जहाँ तू जायगा |! [जनक-] 
भगवान्‌ मुझे बतलावें! ॥ १ ॥ 


जनको ह चेंदेहः । यसात्‌ जनको ह बेदेह! । चूँकि 
सविशेषणानि सर्वाणि त्रह्माणि | याज्ञवल्क्य विशेषणोंके सहित सम्पूर्ण 


टणर चृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कपििय कट: ०८२ एकल बट: 20. (322 “यई(>2%- नई 3722४ नई --20७ व >7":2७- "कई २7.2७ जाई: 


जानाति यात्रवल्क्यः, तस्पादाचार्य- ब्ह्मोंको जानता है, इसलिये जनक 
कत्व॑ हित्वा जनकः कृचादासन- | आचार्यकल् ( ज्ञानित्यामिमान ) को 
विश्ेेपादत्याय उप समीपमवसपन्‌ | छोडकर कूर्च-आसनबिशेपसे उठकर 
पादयोनिपतल्ित्यर्थः , उबाचो- | उसके समीप जा अर्थात्‌ चरणों 


| गिरकर वोला, 'हे याज्ञवल्क्य | तुम्हे 
क्तवानू--नमस्ते ब हे | नमस्कार है, “अनु मा शाधि! 
8 लगन 8 ल्‍आर्थात्‌ मेरा अनुशासन करो। 
धि मामित्य्थः ; इतिशब्दो वाक्य- [गाघीति इसमें] डति? शब्द वाक्य- 
परिममाप्त्यथ: । | की समाप्ति सूचित करनेके लिये है | 
स होवाच याजवल्क्यः--यथा | उस याइवल्क्यने कहा, हे 

ब् सा ५ ॥ 
वे लोके हे सम्राट महास्तं दीर्घ- | दे! छोकमें जिस प्रकार महान्‌ 
श पे ध॑ यानी लवे मार्गको जानेवाल पुरुष 
मध्यानमप्यन्‌ गामष्यनू , रथ वा स्थल्से जानेपर रथ और जलसे 


खलेन गमिप्यन्‌ , नाव॑ वा जलेन | जानेप' नौकाका आश्रय ले, 
गमिप्यन्‌ू समाददीत-एवमेवें- | उसी प्रकार तू इन उपनिपदों- 


तानि अन्माण्येतामिरुपनिपड्धि-| नस युक्त इन बल्योंकी 
उपासना करके समाहितचित्त हो 


युक्तानि उपामीनः समाहितात्मा- | गया है, भर्थात्‌ इन उपासनाओं- 


सि, अत्यन्तमेताभिरुपनिपद्धिः से अत्यन्त सयुक्तचित्त हो गया है, 
संयक्तास्मामि लक | केबल उपनिपर्दों ( उपासना री 
क्तात्मामि : न फेबलमुपनि- | “ट उपनिषों ( उपासनाओं ) से 
५.५ | । समाहित (सयुक्त) ही नहीं है, इसी 
पत्सममाहित:ः, एव बृन्दास्कः । प्रकार बृन्दारक-पूज्य और आद्य 
पज्यथात्यथेश्वगे न दरिद्र उत्यथेः ; अर्थात्‌ श्रीमान्‌ भी है, भाव यह कि 
| डर म् 2० 2. 
अधीतवेदो5्धीतो वेदों येन स| “रे नहीं हैं , तथा ते अवीतवेद- 
मी वीक 2 न ओप मयंक) जिसने बेदात्ययन कर टिया हैं, ऐसा 
कक जी पर । अवीतवेद है और उक्तोपनिपत्क-जिसे 
आचाय॑मस्‍्तुम्य से त्वमुक्तापॉनि- आचायेनि उपनिपदोका उपदेश कर 


पन्‍्कः | , दिया है, ऐसा न उक्तोपनिपन्क है | 


ब्राह्मण २ ] शापरभाष्याथे ८५३ 
ब्यर्टज- 2० नग्न प्रेत ्व्य फण ब्यर्ट 2०५ ०5५: 0... ब्कर्टयों: 2०० आर्ट: बन फ बदरि: ७ न्कर्ी- 2०० बका(-220- व्यई":2:- 
एवं सर्वेविभूतिसम्पन्नोडपि | इस प्रकार सम्पूर्ण विभूतिथोसे 
सन भयमध्यख एव परमात्मज्ञानेन , पेन होनेपर 0 कक बोध 
दिल्यर्ध:, १ बिना ते, भयके मध्य थ्रत 
बिनाक्ृतार्थ एवं ताबदित्यथी, थ। विता ये भय मध्य हीं हि 
है खिल गा है अर्थात्‌ तत्रतक तो तअक्षनार्थ ही है, 
पा 2 *... जत्रतक कि परत्रणकों नहीं जानता । 
>साइहाद्‌ विमुच्यमान एतामि- हू यहाँसे-इस देहसे छूटकर इन 
नांस्थखानीयाभिः समाहितः क्र नौका और रथस्थानीय उपासनाओसे 
कम्मिन्‌ गमिप्यसि, कि वस्तु समाहित होकर कहो जायगा ? किस 
प्राप्यमीति ? चस्नुको प्राप्त करेगा ? 


नाहं तद वस्तु भगवन्‌ पूजावबनू._ जिनक-] 'हे भगप्न्‌ ! हे पूज्य ! 
कक ली मे उस वस्तुको नहीं जानता, जहो 
वेद जाने यत्र गमिप्यामाीति | | में [ देह छोड़मेपर ] जाऊेंगा । 

अथ यद्ेवं न जानीपे यत्र.. [याज्ञउल्क्य -] “अच्छा, यदि त्‌ 
गतः कृता्थः स्थाः, अहँ थे ते यह नहीं जानता कि कहो जानेपर 
तुम्य॑ तदू वक्ष्यामि यत्र गमि- ठ झतायथ होगा तो में तुझे वह स्थान 
प्यूसीति | | बतलाऊगा जहा त्‌ जायगा [? 


ब्रवीतु भगवानिति, यदि ' [ जनक-] 'यदि मुझपर असन्न 
कि | हैं. तो भगवान्‌ मुसे उसका उपदेश 
प्रसन्ना मां प्रति | | करें ९? 
छूणु-- ॥ १ ॥ |. [याज्वल्क्य-] 'छुनः--॥ १॥ 
++57£7+- 
दक्षिणनेत्रस्थ इन्द्रसन्नक पुरुपषका परिचय 
् रे ] धर ्एु + 
इन्धो ह वे नामेष यो5यं दक्षिणेक्षन्‌ पुरुषस्तं वा 
एतमिन्ध* सन्‍्तमिन्द्र इत्याचक्षते परोक्षेणेव परोक्षप्रिया 
इब हि देवाः प्रत्यक्षद्विपष: ॥ २ ॥ 


<ण्छ चृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्क्पि फ >्कॉ्टल?७- ब्पि:ट0० नई ल2स्‍७- बईयि:७- २ ने: जाई ८23 व्यास पक व्ीप- चिपक न -22- बह 
यह जो दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, इन्च नामवाला है, उसी इस पुरुषको 
इन्ध होते हुए भी प्ररोक्षरूपसे इन्द्र कहते हैं, क्योंकि देवगण मानो परोक्ष- 
प्रिय हैं, प्रत्यक्षसे द्वेप करनेवाले हैं || २ ॥ 
इन्धो ह वे नाम--इन्ध इत्ये इन्चों ह वे नामः-इन्ध! ऐसे 
चन्नामा , यश्रथ्षुवें त्र्तेति पुरोक्त | तमवाछा है, “चक्षु ही अब है? 


आदित्यान्तर्गतः पुरुपः स एपः, | /कार जिस आदिल्यान्तगत पुरुप- 
योच्यं दक्षिगेउक्षन्‌ अक्षणि विशेषेण! ले वर्णन किया गया है, वह 
00% यह है जो कि विशेपरूपसे दक्षिण 


व्यवस्थितः-गस च सत्यनामा ; | नेन्नमें स्थित है ; वह सत्य नामवाल 
त॑ थे एत॑ं पुरुष दीप्िगुणत्वातू है , दीप्ति गुणबाछा होनेसे इसका 
ग्रत्यक्ष॑ नाम अस्पेन्ध इति , त- 'इन्धः यह प्रत्यक्ष नाम है, उस इस 
मिन्ध॑ सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते परो- | पुरुषको, इन्ध होते हुए भी, परोक्ष- 
रूपसे “इन्द्र! ऐसा कहते है, क्योंकि 
ससात्‌ पराक्षाप्रया इब है २ «आण मानो परोक्षप्रिय है, प्रत्यक्ष- 
दवा प्रत्यक्षाद्रपः प्रत्यक्षत्तामग्र । द्रेपी है-प्रत्यक्ष नामग्रहणसे द्वंप 
हण पान्त | एप त्व॑ं वश्वानर- | करते हैं | यह त्‌ वेश्ानर आत्माको 

मास्मानं सम्पन्नाइसि || २॥| । प्राप्त हो गया है ॥ २ ॥ 

जा 
चामनेतरस्थ इन्द्रपती तथा विराटका परिचय और उन दोनोंके सस्ताव, 
अन्न, ग्रावरण एवं सार्गादिका वर्णन 
पु दा जा 

अथतद वामएश्षणि पुरुपरूपमेपास्थ पत्नी विराट 
तयोरेप स<स्ताबों य एपोपन्तहेद्य आकाशो5थैनयोरेतदन्नं 
य एपोएन्तहेदये छोहितपिण्डोपथतयोरेतत प्रावरणं यद्तदन्त- 
हृदय जालकमिवाथनयारंपा स॒तिः सब्चरणी यपा हृदया- 
दृध्या नाइ्युच्वरति यथा केश: सहसख्रथा भिन्न एवमस्येता 


हिता नाम ना्योपन्तहेदये प्रतिट्ठिता भवन्त्येतामिवां एत- 


ब्राह्मण २ ] शाइरसभाष्यार्थ <ट्ण्ष 
ब्वॉ्स:2%- चरई "न पक, न्याई २2% न्यई:>22%, न्य:पक, ब्यई+2- प्यार: नयाई 2-23, व्यो् 2:22% नई ०:28, व्याई 3-2], व्यर्पियिप कक 


दाख्रवदास्रवति तस्मादेष प्रविविक्ताहारतर इबेव भवत्य- 
स्माच्छारीरादात्मनः ॥ ३ ॥ 
और यह जो बायें नेत्रमें पुरुषरूप है, वह इस (इन्द्र) की पत्नी विराट्‌ 
(अन्न) है ; उन दोनोंका यह संस्ताव ( मिलनका स्थान ) है जो कि यह 
हृदयान्तगत आकाश है | उन दोनोंका यह अन्न है जो कि यह 
हृदयान्तगगत लाल पिण्ड है। उन दोनोंका यह ग्रावरण है जो कि यह हृदयान्त- 
गत जाल-सा है । उन दोनोंका यह मार्ग-सश्नार करनेका द्वार है जो कि 
यह हृदयसे ऊपरकी ओर नाडी जाती है | जिस प्रकार सहस्न भागोंमें विभक्त 
हुआ केश होता है, वेसी ही ये हिता नामकी नाडियॉँ हृदयके भीतर स्थित 
हैं । इन्हींके द्वारा जाता हुआ यह अन्न [शरीर] में जाता है , इसीसे इस 
(स्थूल शरीराभिमानी वैश्वानर) से यह ( सूक्ष्मदेहामिमानी तेजस ) सूक्ष्मतर 
आहार ग्रहण करनेवाला ही होता है ॥ ३ ॥ 
अथेतद्‌ वामेउक्षणि पुरुषरूपस्‌ू , | और यह जो वाम नेत्नमें पुरुष- 


एपास्थ पत्ली--थ॑ त्व॑ वैश्वानरमा- | | है? वह इसकी पत्नी है--छुम 

े जिस वेश्वानर आत्माको सम्पन्न हुए 
त्मान सम्पन्नो5सि तस्यास्थेन्द्रस्य हो, उस इस भोक्ता इन्द्र्की यह 
भोक्तुमेग्यिषा पत्नी विराडन्नं | भोग्यरूपा पही है; भोग्य होनेके 
भोग्यत्वादेव । तदेतदन्नं चात्ता 


कारण विराट्‌ अन्न है | वह यह अन्न 
हे और अत्ता स्प्तमें एक मिथुन होते 
चेक मिथुन खमे । कथम १ तयो- 


हैं। किस प्रकार ? उन इन्द्राणी 
और इन्द्रका यह सस्ताव है ; जहाँ 


रेष इन्द्राण्या इन्द्रस्य चेष संस्तावः 
आपके पक पक को दोनो मिलकर एक-दूसरेका संस्तव 


सम्भूय यत्र संस्तव॑ कुर्वाते अन्यो- 
न्‍यं स एप संस्तावः । कोञ्सौ १ 
य एषोषन्तहेद्य आकाश;, अन्त- 


हेदये हृद्यरय मांसपिण्डस्य मध्ये। | 


( प्रशंसा ) करते हैं, वह सस्ताव 
कहलाता है | वह सस्ताव क्या है 
जो कि यह हृदयान्तग्त आकाश 
है। अन्तहंद॒यमें अर्थात्‌ मासपिण्डरूप 
हृदयके भीतर | 


<ण८ बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब््सि2 नस बट: ब्य्टए>-2 2७ नई. ब्याई: 2८2: न्य्ट 2-03, बाई 2-20 व्यापक ब्याई<०८2स्‍%- नहा 2723 जय: 
अथेनयोगेतदू वक्ष्यमाणमन्नं | और इन दोनोंका यह आगे कहा 
भोज्य॑खितिहेतुः : कि तत ! जानेवाला अन्न-भोज्य यानी स्थिति- 
गउन्तर्रद्ये लोहितपिण्डो का हेतु है, वह क्या है ? जो कि यह्‌ 
य एपोड्न्तहदये हो. | हट्यके मंतर लोहितापंड है. 
लोहित एवं पिण्डाकारापन्नो ' पिण्डाकारको ग्राप्त हुआ लछोहित ही 
लोहितपिण्डः | अन्न॑ जम्धं द्ेधा , लोहितपिण्ड है। खाया हुआ अन्न दो 
परिणमते ; यत्‌ स्थूर्ल तदधो ' प्रकारसे परिणत द्योता है, जो स्थूल 
बन ... । होता है, वह नीचे चला जाता है 
ज्छात; यदन्यत्तत्‌ उनरा्चना | और जो दूसरे प्रकारका होता है, वह 
पच्यमानं टद्वेधा परिणमते--यो | पुन अग्निसे पचाया जाकर दो प्रकार- 
मध्यमो ग्सः स लोहितादिक्रमेण | से परिणत हो जाता दै---जो मत्यम 
तक पद ओर शपोचि ' रस होता है, वह लोहितादि क्रमसे 
पाश्चमौतिक॑ पिण्डं शरीरम॒पचि- | > यह अदिारि 
85% हो | पाग्बभोतिक पिण्डरूप शरीरको पुष्ट 
नाति , यो5णिष्ठा रसः स लोहि- | बनाता है और जो सूक्ष्ममम रस 
तपिण्ड इन्द्रस्य लिड्वात्मनो हृदये | होता है, वह हृदयमें मिथुनभावको 
5 वि प्राप्त हुए लिज्वात्मा इन्द्रका यह 
मिथुनीभृतस्य , य॑ तजसमाच- स्व के वेजस बह 
तयोमििद्ाप्पोईदये लोहितपिण्ड है, जिसे तेजस कहते 
क्षते। स ह्रन्द्राण्याहदव | हैं | वह सूक्ष्म नाडियोमें अनुप्रविष्ट 
मिथुनीभूतयोः सक्ष्मासु नाडीप्व- | होकर हृदयमें मिथुनभावको प्राप्त हुए 


स्तिहेतुर्भति ५ ३०४ उन इन्द्र और इन्द्राणीकी स्थितिका 
नुप्रविष्टः यि » तदे- ल 
डे तिहेतुमवति ; तदे कारण होता है , यही बात “अथेन- 


तदुच्यते--अथनयोरेतदन्नभि- | योरेतदल्मम? इत्यादि ब्राक्यसे कही 
त्यादि | जातो है । 

किश्वान्यत्‌ , अधैनयोरेत॒त | इसके सित्रा दूसरी वात यह है-. 
यही इन दोनोंका प्रावरण है। लोकमें 
भोजन करनेव्रा्ों और सोनेवालोंका 
पताश्र प्रावरणं मव॒ति लोके , | प्रावरण ( आच्छादन ) होता दै, 





प्रावरणम्‌ ; शुक्तततोः ख- 


प्राह्मण २ | 


शादरसाष्याथे 


८५०७ 


! 


ज्य3:0०, “वर -£0... «का: 20. बह. ०५-20. एप: 00०० ब्कॉर 200. “कर 220. ०2222, न्कर्िल:% ब्र्पेटिप ७ न: 2 


तत्सामान्यं हि कल्पयति श्रुतिः ; 

किं तदिह प्रावरणम्‌ १ यदेतदन्त- | 
हैंदये जालकमिव--अनेकनाडी- | 
छिद्रबहुलत्वाज्ञालकमिव | 


अथैनयोरेपा सृतिमागः , सख्- 
रतोःनयेति सख्वरणी , खप्ताजाग- 
रितदेशागमनमार्गः ; का सा 
सृतिः ९ येपा हृदयाद्‌ हृदयदेशा- , 
दृध्वाभिमुखी सती उच्चरति नाडी ; 
तस्याः परिमाणमिदमुच्यते-- : 
यथा लोके केशः सहस्रधा भिन्नो- 
वधत्यन्तस्रक्ष्मो भवति, एवं सक्ष्मा 
अस्य देहस्य सम्बन्धिन्यो हिता 
नाम हिता इत्येव॑ ख्याता 
नाव्यः ; ताथ्वान्तहेदये मांसपिण्डे 
प्रतिष्ठिता भवन्ति ; हृदयाद्‌ विप्न- 
रूढास्ताः सवेत्र कदम्बकेसरवत्‌ ; 
एतामिनोडीभिरत्यन्तस्नक्ष्मामि- 
रेतदन्नमास्रवद्‌ गच्छदास्रवति 
गच्छति। 

तदेतदू देवताशरीरमनेनाश्नेन 


दामभूतेनोपचीयमान तिष्ठति ; 


श्रुति उसीकी समानताकी कल्पना 
करती हैं | यहाँ वह प्रावरण क्या 
है ? यह जो हृदयके भीतर जाल-सा 
हैं---अनेक नाडीछिद्वोंकी बहुलता 


होनेके कारण जाल्के समान है | 


ओऔर यह इनकी सृति यानी मार्ग 
है , इससे सम्ार करते है, इसलिये यह 
सच्चरणी अर्थात्‌ स्वप्से जागरित देभमे 
आनेका मार्ग है। वह मार्ग क्‍या है ? जो 
कि यह हृदयसे --हृदयदेशसे ऊपरकी 
ओर नाडी जाती है, यह उसका 
परिमाण बतलाया जाता है-लोकमें 
जिस प्रकार सहसतों भागोंमे बॉटा 
हुआ केश अत्यन्त सूक्ष्म हो जाता 
है, इसी प्रकार इस देहसे सम्बन्ध 
रखनेवाली ये हिता-हिता नामसे 
विख्यात नाडियॉँ सूक्ष्म होती हैं, 
तथा ये हृदयके भीतर सास-पिण्डमे 
प्रतिष्ठित हैं, कदम्ब-पुप्पकी केसर- 
के समान ये हृदयसे सब ओर फेडी 
हुई हैं ; इन अत्यन्त सूक्ष्म 
नाडियोंसे जाता हुआ यह अन्न 
[शरीरमें सर्वत्र ] जाता है। 

वह यह देवताशरीर इस रुज्जु- 
भूत अन्से बढ़ता (पुष्टि पाता) 


रहता है ; अत: चूँकि पिण्ड स्थूल 


तस्माद्‌ यस्रात्‌ स्थूलेनान्नेनोपचितः| अन्नसे इद्धिको प्राप्त होता दै, यह 


८५८ धृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
जय: 2७. बन: कर, ब्यॉ-3% व्या २-2: "यो: न्यॉि 37228. बा 2:2७ व्याई 2226 व्याई३:2:%, व्यई 72, नई >-क 
पिण्डः, इ॒दं तु देवताशरीरं लिड्ठ | देवताशरीररूप लि७झ्नदेह सूक्ष्म अनसे 
सक्ष्मेणान्नेनोपचित॑ तिष्ठति । | इद्धिको प्राप्त होता हुआ स्थित रहता 
पिण्डोपचयकरमप्यन्नं प्रविविक्त- है | मलमूत्रादि स्थूल भागकी अपेक्षा 
मंच मृत्रपुरीपादिस्थूलमपेक्ष्य लि- | तो पिण्डकी बृद्धि करनेवाला अन्न 

3 के को | सूक्ष्म उससे _ 
डखितिकर त्वन्न॑ ततोषपि सुह्म-, ही ही है, उससे भी टिज्ञदेह 
4 की स्थिति करनेवाला अन्न तो 

तरम्‌ ; अतः प्रावाषक्ताहारः 


नि कप अत्यन्त सूकष्मतर है| अतः पिण्ड 
पएएण्ड: * प्राधयाचक्ताहारा दाद पन्ना न 

2 पी स कक  . ., सूत्माहारी है,उस सूक्ष्माहारीसे भी यह 

दाप ग्रावाचक्ताहारतर एप लझ्भ- 


> कह लिड्डात्मा सूक्ष्मतर आहार करनेवाल 
पा 3 | असाच्छरीरा- ही है। इस शारीरसे-शरीर ही शारीर 
हक शगारीरं तसाच्छारीराद्‌ है, उस शारीर आत्मा वेश्वानरसे तंजस 


आत्मना वश्वानरात्तेजसः सक्ष्मा-| अधिक सूक्ष्म अन्नद्वारा उपचित 
जआोपचिता भवति ॥ ३ ॥ होता हैं ॥ ३॥ 


“४+5आईऔ---६+0799-.....००---- 


प्राणात्मभूत विद्वान्‌की सर्वात्मकताका वर्णन, जनककी अमभयप्राति 
ऑर याज्ञवल्क्यक्रे प्रात आत्मसमर्पण 


स॒ एप हृठयभृतस्तेजसः ,.. वह यह हृदयभूत तेजस सूक्ष्म- 

क्ष्मभृतेन प्राणेन विधियमाणः ' भृत प्राणसे धारण किया जाकर प्राण 
प्राण एव भवति | । ही हो जाता है । 

तस्य प्राची दिक्‌ प्राद्चः प्राणा दक्षिणा दिग्‌ दक्षिण 

प्राणा: प्रतीची दिक प्रत्यश्वः प्राणा उदीची दिगुदब्वः प्राणा 

ऊध्वों दिगृध्योः प्राणा अवाची दिगवाद्ः प्राणाः सबो 


दिशः सर्वे प्राणाः स एप नेति नेत्यात्मागृहो न हि 


च्राह्मण २ ] शाद्वरभाष्याथे <८ण्९, 
ज्-3. "2७... व: "2७. ब्य 7७ व्य्ट 200७. व्यादट-2020७ ब्य्: १७. नर्दपय- 22%, न ८2८ नए 22% नई" 2, व्या्ट:2८, व्याए 2: 2% 


गह्मयतेष्शीयों न हि शीयतेससड़ो न हि सज्यतेईसितो न 
व्यथते न रिष्यत्यमयं वे जनक प्राप्तोसस्मीति होवाच 
याज्षवल्क्यः। स होवाच जनको वेदेहो।मयं त्वा गच्छताद्‌ 
याज्ञवल्क्य यो नो भगवन्नभयं वेदयसे नमस्तेएरित्वम 
विदेहा अयमहमस्मि ॥ ४ ॥ 


उस बिद्वानके पूर्व दिशा पूर्व प्राण हैं, दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण हैं, 
पश्चिम दिशा पश्चिम प्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर ग्राण हैं, ऊपरकी दिशा 
ऊपरके प्राण हैं, नीचेकी दिशा नीचेके प्राण हैं और सम्पूर्ण दिशाएँ सम्पूर्ण 
प्राण हैं | वह यह "नेति-नेति! रूपसे वर्णन किया हुआ आत्मा अगृद्य है, 
वह ग्रहण नहीं किया जाता, वह अशीर्य है, शीर्ण (नष्ट) नहीं होता, 
असइ्ढग है, उसका सन्न नहीं होता; वह अबद्भ है, व्यथित नहीं होता और 
क्षीण नहीं होता | हे जनक | तू निश्चय अभयको प्राप्त हो गया है-ऐसा 
याज्ञवल्क्यने कहा | उस विदेहराज जनकने कहा, “हे भगवन्‌ याज्ञवल्क्य | 
जिन आपने मुझे अभय ब्रह्मका ज्ञान कराया है, उन आपको अभय प्राप्त 
हो, आपको नमस्कार हो, ये विदेह देश और यह मैं आपके अधीन हैं ॥४॥ 


तस्यास्य विदुपः क्रमेण वैश्वा- | क्रमश वैश्वानरसे तैजसको, 
नरात्तेजसं प्राप्तय्य हृदयात्मानमा- | उससे हृदयात्माको और हृदयात्मासे 
पत्नस हृदयात्मनश्र प्राणात्मान- प्राणात्मभावको प्राप्त हुए उस श्स 
मापन्नस प्राची दिक्‌ प्राश्वः प्रा- | विद्यनके प्राची दिशा पूर्वंगत प्राण 
ग्गताः प्राणाः , तथा दक्षिणा | हैँ तथा दक्षिण दिशा दक्षिण प्राण 
दिग्‌ दक्षिण प्राणाः, तथा प्रतीची | हैं , इसी प्रकार पश्चिम दिशा पश्चिम 
दिक्‌ प्रत्यश्वः प्राणाः , उदीची | श्राण हैं, उत्तर दिशा उत्तर प्राण हैं, 
दिगुदश्वः प्राणाः , ऊध्वी दिगू- | ऊर्ष दिशा ऊर्ष्व ग्राण है, नीचेकी 


८६० चुहदारण्यफोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्ाट >> प्र व्यास: व्ट्-:2% व्य-? 29 ब्यट-2स्‍४०: व्य >:2:%, नई 2-23 व्याई ००2४ कई 2:22, “या >-23, व्यईड:>:2]2७ व्याई 24७० 
घ्वाः ग्राणाः , अवाची दिगवाश्वः ! दिशा नीचेके ग्राण हैं और सम्पूर्ण 
प्राणाः , सवा दिशः सर्वे प्राणाः। ! दिशाएँ सम्पूर्ण प्राण हैं । 

एवं विद्वान्‌ क्रमेण सर्वात्मकं : इस प्रकार विद्वान्‌ क्रमश सर्वा- 
प्राणमात्मत्वेनोपगतो भवति । के शरणकों आत्ममाइसे प्राप्त हो 
हक की , जाता है। उस सर्वात्माका प्रत्य- 
ते सवोत्मान ग्त्यगात्मन्युपसंहत्य । तत्मामें उपसहार कर दरषके द्रट्टभाव 
अर्थात्‌ 'नेति नेति! इस प्रकार निर्देश 
किये गये तुरीय आत्माको प्राप्त हो 
तुरीय॑ प्रतिपद्यते | यमेप विद्वान- जाता है।इस क्रमसे यह विद्वान 
नेन क्रमेण प्रतिपथ्चते, स एप जिसे आप्त होता है, वह यह "नेति 
पक दि ने र्टितों नेति! इस प्रकार निर्देश किया गया 
नेति नेत्यात्मेत्यादि न - आत्मा है। 'नेति नेति आत्मा? इससे 
लेकर न रिप्यति! यहॉतककी व्याख्या 
पहले की जा चुकी है । 


[&] ७ जा ५ | 
द्रषटहि ह्प्टभाव॑ नेति नेत्यात्मानं 


त्यन्तं व्याख्यातमेतत्‌ । 


| 2७-80 ७ पे 


अमयं थे जन्ममरणादिनिमि- 
त्तमयञन्यं है जनक प्राप्तोषसि, 
इति हव॑ किलोवाचोक्तवान्‌ 
याज्ञवल्क्यः । तदेतदुक्तम्‌। अथ वे 
तेडहं तद वक्ष्यामि यत्र गमिष्य- 
सीति। 

स॑ होवाच जनको वेदेहो5म- 
यमेव त्वा त्वामपि गच्छतादू गच्छ- 


है जनक ! त्‌ अभयको अर्थात्‌ 
जन्म-मरणादिशन्य ब्रह्मको प्राप्त हो 
। गया है-ऐसा निश्चय ही याज्ञवल्क्यने 
कहा । इस प्रकार यह कहा गया | 
, अब तुझे यह वनलाता हूँ जहाँ कि तू 
, जायगा | 
उस बेंदेह जनकने कहा-हे 
भगवन्‌ू-पूज्य याज्नवल्क्य | जो आप 


तु यस्त्व॑ नो5स्मान्‌ हे याज्ञवल्क्य | हमें अभय ब्रह्मका ज्ञान करा रहे हैं, 
मगवन्‌ पूजावन्‌ अमयं ब्रह्म वेदयसे ' अर्थात्‌ उपाधिक्रत अज्ञानरूप पर्देको 
जापयसि प्रापितवानुपाधिक्ृता- ' हटाकर ब्रह्मकी प्राप्ति करा रहे 
ज्ञानव्यवधानापनयनेन इत्यथ: | | है, उन आपको भी अभय ही प्राप्त 


बत्ती यू क्रएहइुण्‌ 


+>स्याउछ9. 


जनक॑ ह वेदेहं याज्ञवल्क्यो 
जगामेत्यसययाभिस- 

म्बन्ध: । विज्ञानमय आत्मा 
साक्षादपरोक्षाद्‌ त्रह्म सर्वान्तरः पर 


उपक्रम 


एवं-नान्यो5तो5स्ति द्रष्ट 


दतो5स्ति द्रष्ट! इत्यादिश्वुतिम्यः । 
स्‌ एप हह प्रविष्टो बदनादिलिड्गः 
अम्ति व्यतिरिक्त इति मधुकाण्डे- 
उ्जातशबुसंबादे प्राणादिकतत्व- 
मोक्तत्वप्रत्याख्यानेनाधिगतो 5पि 
सन्‌ पुनः प्राणनादिलिड्रमुपन्यस्थ 
आऑपस्तप्रश्ने प्राणनादिलिड्ञों यः 
सामान्येनाधिगतः 'प्राणेन प्रा 
णिति! इत्यादिना, ्ेद्रं्ट' 
इत्यादिना अलुप्तशक्तिस्वभावों 
5इघिगतः । 


तस्य॒ च परोपाधिनिमित्तः | 


'जनकं ह वेंदेहं याज्ञवल्क्यो 
जगामः इत्यादि रूपसे आरम्भ 
होनेवाले ब्राह्मणका सम्बन्ध इस 
प्रकार है--विज्ञानमय आत्मा साक्षात्‌ 
अपरोक्ष सर्वान्तर पर्नह्म ही है, 
जेसा कि इससे भिन्न कोई द्रष्ट 
नहीं है, इससे मिन्न कोई द्रष्ट 
नहीं है! इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
होता है । इस देहमें प्रविष्ट वह 
भाषणादि लिट्ववादय. विज्ञानात्मा 
शरीरसे भिन्न हैं-ऐसा मधुकाण्डमें 
अजातशनत्रुके सवादमे [गार्ग्य और 
काझ्यके प्रश्नमें ] प्राणादिके कर्तृत्व- 
भोक्तृत्वके निराकरणद्वारा ज्ञात होने- 
पर भी फिर ओपस्त्य (उपस्त चाक्रा- 
यणके ) प्रश्नन जो '्राणसे प्राणन 
करता है? इत्यादि वाक्यद्वारा प्राण- 
नादि लिट्ठका उपन्यास कर सामान्य- 
खपसे प्राणनादि लिट्लवाला जाना 
गया है, वही इप्रिका द्रष्टा है! 
इत्यादि वाक्यसे अलुप्तगक्तिग्बभाव 
ज्ञन हुआ हैं | 


उसे [ अज्ञान और उसके कार्य 
अन्त करणादि इस ) अन्य उपाधिके 


संसारः-यथा रज्जूपरणशुक्तिकाग- , करण ससारकी प्राप्ति हुई है, जिस 


प्रकार कि रज्जु, ऊमर, युक्ति और 


गनाठिप  सर्पोठ्करजतमलिन- | आकाणादिम सप, जल, रजत और 


प्राष्तण ३ ] शाद्रभाप्याथे ८६३ 
ब्कॉर्टि पी ब्या्ट मे ० ब्बॉ्टो 2७० बकरे 3 फेक नव मिट ०- नव 20 «रे: ०00. कट: व :2- न्कर्ट 7:20 न्यॉ्ट २०7०० 
[ते पराध्यारोपणनिमित्तमेव [अर ण्‌ | दिकी 
तलादि , + मेलिनता आदिकी अ्रतीति दूसरोंके 
। आरोप करनेके कारण ही है, खत 
न खतः, तथा | | नहीं, उसी प्रकार [यहाँ समझना 
चाहिये )। 
निरुपाधिको. निरुपास्यो ' इस प्रकार निरुपाधिक, निरुपाख्य 
नेति नेतीति व्यपदेश्यः साक्षा- (गन ओर वाणीका अविषय ), 'नेति 
् त्ति' त्रा रा. य्य 
दपरोक्षात्‌ सर्वान्तर आत्मा त्रद्मा- से वाकससे निर्देश्य, साक्षात्‌, 
धप्षग्मन्तयामी नील ७. अपर! गंक्षस न्त्तर्‌ आत्मा, श्रम, अद | 
यामी प्रशाग्तो ओपसिप्ण हे तर्नन्तिर आत्मा, बरग्, अक्षर 
हक हर अन्तर्यामी, प्रशास्ता, ओपनिपद पुरुप 
अत ज कठ 7 विज्ञान-आनन्दरूप बब् है-यह ज्ञात 
गतम्‌ । तदव पुनारन्धसज्ज: हुआ । वही फिर सूक्ष्माहार करने- 
प्रविविक्ताहार:, ततोडन्तहेदये वाला इन्चसज्षक वेश्वानर, फ़िर उससे 
लिद्वात्मा प्रविविक्ताहास्तरः :ततः भी सूक्ष्मतर आहार करनेब्ााला हृठया- 
परेण जगदात्मा आणोपाधिः : ' एन लिजात्मा और पिर उससे भी 
' सूक्ष्म प्राणापाधिक जगदात्मा जाना 
' गया । फिर रख्ज़ु आदिम सर्पादिके 
मुपाधिभृतं रज्ज्वादाविव सर्पांदिकं | समान उपाधवरिभूत जगदात्माका भी 
विद्या, 'म एप नेति नेति! इति | शानद्वारा लय करके 'स एप नेति नेति! 


सं स्तर | इस वाक़्यद्वारा साक्षात्‌ सर्वान्तर 
वान्त त्रह्माधिगतम्‌ प्र के 
साक्षात्‌ सबोन्तर तद्याधिगतम्‌ । ब्रह्म जाना गया हैं। इस प्रकार 


एवमभयं परिग्रापितो जनको | सक्षेपत शारुद्वारा याज्षवल्क्यसे जनक 

यान्नवल्क्पेनागमतः सदुक्षेपतः । अभयको प्राप्त कराया गया है । 
अन्न च जाग्रत्स्रमसुपृप्त-| यहो ( द्वितीय ब्राह्मणमें ) [उपा- 

सककी क्रममुक्तिरूप] अन्य प्रसड्ढसे 


१5० _ | इन्च ”अविविक्ताहारतर " 'सर्वे प्राणा,? 
ड्न्चः $ प्रावावक्ताहारतर:, सच प््त्एप नेति नेति! इत्यादिख्पसे 


प्राणाः, स एप नेति नेतीति । | जाम्रत्‌, खप्त, सुपृ॒प्ति और तुरीयका 


ततो5पि प्रविलाप्य जगदात्मान- 


तुरीयाण्युपन्यस्तान्यन्यप्रसड़े न--- 


८८६४ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वईस- बहॉपस2ऋ ब्ईपय: पक "कफ बज सर कई के पर नई न, ब्या् २2फ, ब्याज: आक- नाई जप 
इदानीं जाग्रत्खमादिद्वारेणेव | उल्लेख किया गया है। अत्र जाग्रत्‌, 


महता तर्केण. विस्तरतो- | *भादिके द्वारा ही महान्‌ तक॑से 


अलग कर ल्य ; प्रापयि- | विस्तारपूर्वंक वोध और अभय 
0 30008 0 ५ | प्राप्त कराना है तथा विपरीत ज्ञानकी 


तब्यम्‌ ; सद्भावश्ात्मनों विश्नति-' आशकाके निराकरणद्वारा आत्माके 
पक्त्यागड्भानिराकरणद्वारेण--व्य-! अस्तित्व, देहादिसे मिनल, झुद्धल, 
तिरिक्तित्व॑ जुद्धत्व॑ स्वयच्ज्योतिष्ठु- | मकाशत, अदप्तशक्तिखरूपल, 


हर 5 निरतिशयानन्दखभावत्य और अह्ढे- 
मलुप्तगाक्तस्नरुपत्व ।नरातशया- तत्वका भी वोध कराना है, इसी 


नन्दखाभाव्यम्‌ अद्वेतत्वं चाधिग- [आगेका ग्रन्थ] आरम्म किया जाता 


न्तव्यम्‌-इतीठमारस्यते | मम है | भाख्यायिका तो विद्याके दान 
हद हे | और ग्रहणकी विधि प्रदर्शित करनेके 
यका तु पद्यासम्प्रदानग्रहणांव- 


ह विद्यास्तुतव ' लिये तथा विशेषत विद्याकी स्तुतिके 
विश्पतः , चरदानादिसचनात्‌ | वात ज्ञात होती है । 
जनकऊके पास याज्नवत्म्यक्रा आना और राजाका पहले श्राप्त किये 
हुए इच्छानुसार प्रश्नरूप वरके कारण उनसे प्रश्न करना 
जनक ८ ब्देे | जगाम 89. १ 
जनक< ह वेदेहं याज्ञवल्क्यो जगाम स मेने न 
वदिष्य इत्यथ ह यजनकश्च बंदेहों याज्ञवत्क्यश्राग्नि- 
३ हे च्पे बिक + दटो 
होत्रे समूदाते तस्मे ह याज्ञवल्क्यों बरं दही स ह काम- 
- कक | बे ५ 0 
अश्षमव वत्र त5 हास्म ददा त* ह सम्राडव पृत्र पश्चच्छ ॥१॥ 
विदेहगज जनकके पास याज्वन्क्य गये । उनका त्रिचार था में कुछ 
उपदेश नहीं कर्हेंगा । किन्तु, पहले कभी विदेहगाज जनक ओर याज्ञवत्क्यने 
अग्निशत्रफे पिपयमें परस्पर संत्राद किया था, उस समय याज्ञवल्क्यने उसे वर दिया 
था और उसने इच्छानुसार प्रश्न करना ही मोगा था। यह वर याज्ञ- 
चन्‍्क्‍्यने उसे दे दिया था , अत उनसे पहले गजाने ही प्रश्न किया ॥१॥॥ 


प्राह्मण ३े ] शाद रमाष्याथ <द्५ 
बह बॉ: ब्यॉर्ट सेफ कई 9०७ व्यर ८2 ब्वॉ ८0७ बक"े: 00.७. ब्कॉ: 2 ब्यडए?ऋ ब्य:22 व्यय फण आओ, 
जनक॑ ह वेदेहं याज्नवल्‍क्यों ।. विरेहराज जनकके पास याज्ष- 
गम्ऊ बे मेने गये । उन्होंने जाते हुए ऐसा 

जगाम | स च गच्छन्नेवं मेने 


विचार क्रिया-यह सोचा कि में 

चिन्तितवान्‌-न वदिष्ये किश्विंद- | राजाके प्रति कुछ उपदेश नहीं करूँगा, 
पि राक्षे: गमनप्रयोजनं तु योगक्षे- | जानेका प्रयोजन तो योग-सैमके लिये 
साध दिष्य इत्येवंसकूर्पो- था। 'कुछ उपदेश नहों कहूँगा? इस 
5 आ क 7 प्रकार सकन्‍्पवाले होनेपर भी 
5पि याज्ञव॒ल्क्यो यद्‌ यज़नकः पृष्ट- यराजवल्क्यने जो-जो भी जनकने पूछा 
वांप्तचत्‌ ग्रतिपेदे; तत्र को हेतुः ' * सभी बतलाया, इस अकार 


व लिकक रे लिक की, सकल्पित विचारके विरुद्ध करनेमें क्या 
सह की जत्वताण हेतुथा, इस विषयमें श्रुति आख्यायिका 


ख्यायिकामाचऐ । बतलाती है । 

पूर्नत्र किल जनकयाज्ञवल्क्ययों: |. इससे पहले याज्ञवल्क्य और जनल- 
संत्राद आसीदम्िहोत्रे निमित्ते || अग्रिहोत्रके निमित्तसे संवाद 
तत्र जनकस्यापिहोत्रविषय विज्ञा- | | उसमें जनकके अम्निहोत्र- 
नमुपलम्य परितुष्टो याज्ञवस्क्य- कक ज्ञानको देखकर उससे सन्तुष्ट 
स्तस्मे जनकाय ह किल वर ददौ; हो याज्षत्रल्क्यने जनकको वर दिया 


-_. , | था, उस जनकने उस समय इच्छा- 
उस व्‌ जनका ह कामगप्रश्नमंव॒ चर | 


३ 2220 25 2 दरदौ नुसार प्रश्न करनेका वर ही माँगा 
पत्र इतवान; ते च वर हास्म दरों, और याज्ञवल्क्यने उसे यह वर दे 


याज्ञवल्कय; तैन वरप्रदानसाम- ! दिया था, उस वर्पदानके सामर्थ्वसे 
थ्येन अव्याचिख्यासुमपि याज्ञ- | कुछ कहनेकी इच्छावाले न होने और 
वल्कय॑ तृष्णी स्थितमपि सम्राडेव | चुप बैठे रहनेपर भी पहले राजा 
जनकः पू्वे पप्रच्छ | | जनकने ही याज्ञवल्क्पसे पूछा । 
तत्रेयानुक्तित्रह्मविद्यायाः क- | ऊमसे विरुद्ध होनेके कारण उस 
| कर्मकाण्डके प्रसन्नमे ही ब्रह्मविद्याका 
ब्र्णन नहीं किया गया, क्योंकि विद्या 
स्वातन्त्यात्‌ू-स्वतन्त्रा हि ब्रह्म- | तो खतन्त्र है-ब्ह्मत्रिया सतन्‍्त्र है, 
च्रृ० उ० १०९--११०-- 





मंणा विरुद्धचात्‌; विद्यायात् 


<८दध बृहदाग्ण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वर्ट तक ब्टीएिए पक, कफ ब्ट-:225- व्याए>2:. नई >:220 ब्यॉ -20७ ब्यट>:2; व्यॉ्ट 23%, ब्य्ट >-2)# न्यट ८2) व्या्ट२.. 
विद्या सहकारिसाधनान्तरनिरपेक्षा | अन्य सहकारी साधनकी अयपेक्षासे 

रहित है और पुरुषार्थकी साधन- 
पुरुपार्थथाधनेति च | १॥ [मत है॥ १॥ 


पुरुपके व्यवह्वास्में उपयोगी पॉच ज्योतियों 
१-आदित्यज्योति 
याज्ञवल्क्य किज्ज्योतिरयं पुरुष इति। आदित्य- 
ज्योतिः सम्राडिति होवाचादित्येनैवायं ज्योतिषास्ते पल्‍्ययते 


कम कुरुते विपल्येतीत्येबमेबैतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥ २ ॥ 

'हे याज्वन्क्य | यह पुरुष किस ज्योतित्राला है ” "हे सम्राट्‌ ! यह 
आदित्यरूप प्योतिवाला हैः-ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा, “यह आदित्यरूप 
य्योतिसे ही बैठता, सब ओर जाता, कर्म करता और लोंट आता है |! 
'पाज्वल्क्य ! यह वात ऐमी ही है? || २ ॥ 

है यात्रवल्कवेत्येयं सम्बोध्या-| . 'हे याज्वल्क्यः इस प्रकार अपने 
मिमुखीकरणाय, किस्ज्योतिर्यं | उज करनेके के ढिये सम्बोधन 
श । करके जनक पूछता है-यह पुरुष किस 
पुरुष इति--किमस्थ पुरुषस्प | ज्योतिवाला हैं ? अर्थात्‌ इस पुरुषकी 
ज्योतिर्येन ज्योतिपा व्यवहरति, | व्योति क्या है, जिस अ्योतिसे 
सा5्यं किज्ज्योतिः १ अयं प्राकृत' । कि बे आर ता 
अभिप्रायसे पूछता हैं---] सो यह पुरुष 


कार्यफरणसद्बातरूपः शिरःपाण्या- | किस य्योतिवाला हैँ ? यहाँ इस 
प्राकृत वेहेन्द्रिसघातरूप शिर और 

ठमान * एच्छेयत। फकिमय 
६ पुरुषः एृच्छथते | ेु हे | द्ाय आदि अवयवोवाले पुरुषके 
स्वाययवसद्धातवाद्यन ज्याते- | प्रिपयम ग्रश्न किया जाता है | क्‍या 
रन्‍्तरेण ब्य्यहरति, आहो स्वित | यह अपने अबयवोंसे बाहर रहनेवाली 
किमी अन्य ज्योतिसे व्यवहार करता 
, अथवा अपने अयययक्ति सधातमें 
रनेंवाली य्योतिसे यद्द पुरुष ज्योति- 





स्वावयवसद्ातमध्यपातिना ज्यों 
तिपा ज्योतिप्कार्यमय पुरुषों 





च्राह्मण ३ | 


शाइरसाष्यार्थ 


८६७ 


ब्वपए-22, व्यापिीफ बरस: जाए: न्कए लि: बाकि: "कई व्यज>क- बयई-ज-2;%- न :202- पाई 2७, ८०८५०८:७- 


निवेतेयति, 
पच्छति | 

किश्वातः, यदि व्यतिरिक्तेन 
यदि वाव्यतिरिक्तेन ज्योतिषा 
ज्योतिष्काय॑ निवेतेयति १ श्ृणु 
तत्र कारणस-यदि व्यतिरिक्ते- 
नेव ज्योतिषा ज्योतिष्कायनिवते- 
कत्वम्‌ अस्य खभावो निधोरितो 
भवति, ततो5्दृश्ज्योतिष्काये- 
विषयेष्प्यनुमास्थामहे व्यतिरिक्त- 
ज्योतिर्निमित्तमेवेद॑ कार्यमिति; 
अथाव्यतिरिक्तेनेव. खात्मना 
ज्योतिषा व्यवहरति, ततो- 
उम्रत्यक्षेषपि ज्योतिषि ज्योतिष्का- 
यंदर्शने5व्यतिरिक्तमेव ज्योति- 
रुभेयमू; अथानियम एच-- 
व्यतिरिक्तमन्यतिरिक्त॑ वा ज्योतिः 
पुरुषस व्यवहारहेतुः, ततो5नध्य- 
वसाय एव ज्योतिविषये---इत्येव॑ 
मन्वानः पृच्छति जनको याज्ञ- 
पल्क्यम्‌-- किज्ज्योतिरय॑ पुरुष 
इति। 

नन्‍्वेवमनुमानकीशले जन- 


इत्येतदभिप्रेत्य | का कार्य पूरा करता है--इस अभि- 


प्रायसे ही जनक पूछता है | 


किन्तु देहादि सच्चातसे व्यतिरिक्त 
अथवा अव्यतिरिक्त किसी भी प्रकार- 
की ज्योतिसे यह ज्योतिका काये 
पूर्ण करता हो-इससे क्‍या हुआ * 
इसमें जो कारण है, सो सुनो--यदि 
इसका खभाव किसी व्यतिरिक्त 
ज्योतिसे ही ज्योतिका कार्य पूरा 
करनेका निश्चय किया जाय तो जहाँ 
ज्योति नहीं देखी गयी है, उस कार्यके 
विषयमें भी हम ऐसा अनुमान करेंगे 
कि यह कार्य किसी व्यतिरिक्त ज्योति- 
के कारण ही हुआ है; और यदि 
यह अपनेसे अभिन्न ज्योतिद्दारा ही 
व्यवहार करता है तो ज्योतिका प्रत्यक्ष 
न होनेपर भी ज्योतिका कार्य देखने- 
पर अभिन्न ज्योतिका ही अनुमान 
करना होगा, यदि ऐसा मानें कि 
पुरुषके व्यवहारकी हेतु व्यतिरिक्त 
या अव्यतिरिक्त ज्योति है-इसका 
नियम है ही नहीं, तब तो ज्योतिके 
विषयमें अनिश्चय ही रहेगा---ऐसा 
मानकर ही जनक याज्षवल्क्यसे पूछता 
है कि यह पुरुष किस ज्योतित्राल्य है ? 

शंका-किन्तु यदि जनक ऐसा 
अनुमान कौगल है तो उसे प्रश्न 


८६८ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
«रपट ब्लरप 0 बॉस 000 22७: 'पे220. नई. “कई: नई. रईस प ७, बस. नई. 


कस कि प्रश्नेन, खयमेव कसान्न | करनेकी क्या आवश्यकता थी, उसने 
! खय॑ ही [अनुमान करके] क्यों नहीं 


प्रतिपद्यत इति १ 
सत्ममेतत ; तथापि लिघ्न- 


लिब्लिसम्बन्धविशेषाणामत्यन्त- 


जे साक्म्याद दुरबाध्यता वो | मन्यते मे 
पल पहल डी 3 शा अनेकों वन लिये दुंबोव 


५ 4 ) 
बहूनामपि पण्डितानाम्‌ , किमु- | 


तैकस; अत एवं हि. धर्मत्रक्त्म- 
निर्णये परिपद्दयापार 
पुरुषविशेपश्रापेक्ष्यते--दशावरा 


इ्ष्यते, 


परिपत्‌, त्रयो वेक्ो वेति; तस्ाद्‌ 
यद्यप्यनुमानकोशलं राज्ञः, तथापि 
तु युक्तो याज्नवल्क्यः प्रष्टम्‌, 
विज्ञानकौशलतारतम्योपपत्तेः 
पुरुषाणाम्‌ | 

अथवा थ्रुति' खयमेव आख्या- 
यिकाव्याजेन अनुमानमार्गमुप- 
न्यस्य अस्मान्‌ बोधयति पुरुपमति- 


मनुसरन्ती | 


' जान लिया ? 


समाधान-यह ठीक है, तथापि 
लिह और लिड्डी [ अर्थात्‌ व्यापक 


और व्याप्य] के सम्बनन्धविशेषोंकी 


अत्यन्त सूक््मताके कारण वह उन्हें 


समझता है, एककी तो बात ही क्या 
है, इसीसे धर्म-जेंसे सूक्ष्म त्िपयका 
निर्णय करनेके लिये परिपद्दयापार 
(अनेकोंकी गोष्ठी) की अपेक्षा होती 
है तथा विशिष्ट पुरुषकी भी अपेक्षा 
होती है । कम-से-कम दश पुरुर्षोकी 
परिषद्‌ होती है, तथा [ सदाचार- 
सम्पन्न ] तीन पुरुषोंकी और [अव्या- 
त्मनिष्ट] एक पुरुषकी भी परिषद्‌ हो 
सकती है | इसलिये यदि राजामें 


; अनुमान करनेकी कुशठना है, तो 
: भी यात्रवल्क्यसे पूछना उचित ही है, 


क्योकि पुरुषेकि विज्ञान और कौशल- 
का तो तारतम्य होना सम्भव है | 
अथय्ा पुरुपकी बुद्धिका अनुसरण 
करनेवाडी श्रुति आख्याय्रिकाके मिप- 
से अनुमानके मार्गका उन्ठेख करके 
हमे खयं ही बोब करा रही हैं । 
[सत्र राजा अथग्ा मुनि किमीकी भी 
बुद्धिकी कुशलता अभिप्रेत नहीं है ] । 


ब्राह्मण ३ ] शाइरमाष्यार्थ <६० 
व्यहॉ्2ऋ व्या>:2 न्यॉ >- कर नये >:अक ्याए >किस पक व्यॉ्ट 2 कक नर ५०-%, "८५०० 220७, नाई: 22 "कर २८2 कक न्यॉज- 

याज्ञवल्क्योडपि जनकामि- | जनकके अभिप्रायको जाननेवाले 
प्रायाभिज्ञतया व्यतिरिक्तमात्म- | होनेसे याशवल्क्यजीने भी देहादिसे 
ज्योतियोधयिष्यक्षनक॑ व्यति- | “तिरिफि आत्मज्योतिका बोध कराने- 


स्किंगरतिपादबव लिठे अति: के लिये जनकको ब्यतिरिक्त ज्योतिका 
'पशातपादकाव ठज पाँच । ग्रतिपादक लिट्ठन ही बतलाया, -यथा-- 


पेदे, यथा-असिद्धमादित्यज्योतिः | है सत्राद्‌ ! वह अ्रसिद्ध आदित्व- 
सम्राडिति होवाच । ज्योतिवाल्य है, ऐसा उन्होंने कहा । 
कथम्‌? आदित्येनैय खावयव- | किस प्रकार आदित्यज्योतिवाढा 


तेरिक्तेन के ? [सो बतलाते हैं-- क्र्त 

सद्बातव्यति चक्षुपोषजु- है : [सो बतलाते हैं--] यह प्राइल 
ज्योतिषायं ति । पुरुष अपने अगव्यवस पघातसे 

ग्राहकेण ज्योतिषायं प्राकृतः पुरुष | व्यतिरिक्त नेत्रेन्तियके अनुग्राहक 


आस्ते उपविशति, पल्ययते पर्येति | आदित्यके द्वारा ही बैठता, 
क्षेत्रमरण्यं वा, तत्र गत्वा कर्म इधर-उधर क्षेत्र या जगलमें जाता. 


बज ५ जेसे 
कप वहाँ जाकर कम करता ओर जेसे 
कुरुते, विपल्येति विपर्येति च गया था, वैसे छोट भी आता है। 


यथागतम्‌| अत्यन्तव्य॒तिरिक्तज्यो- | पुरुषके अत्यन्त व्यतिरिक्त ज्योतिष्ठकी 
तिटप्नसिद्धताप्रदर्शनार्थम्‌ अनेक- .. सििंता प्रदर्शित करनेके डिये यहो 


विशे बा नली अनेक विशेषण दिये गये हैं । और 
शा; वाल्यानकज्यातः | आय अनेक ज्योतियोंका प्रदर्शन 


प्रदर्शन च लिझ्लस्याव्यभिचारि- लिड्रका अव्यभिचारित्व प्रदर्शित 


त्वप्रदशनारथस्‌ । करनेके लिये है । 
एचमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य ॥| २॥ । (जनक-] “याज्ञवल्क्य | यह बात 
ऐसी ही है? ॥ २॥ 
२-चन्द्रज्योति 


अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य किज्ज्योतिरेवाय॑ 
पुरुष इति चन्द्रमा एवास्य ज्योतिर्भवतीति चन्द्रमसैवायं 


८७० बृहदारण्यकोपनियद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कर्ट पक बट सेट बस, व्यास फ, बट 22 व 2:22 नई नतटफ, नयई एम फेक नए: पक नई 2७ नया: नाप: पक, 


(७ पर पल्येतीत्येवमेबेतद्‌ [> िक ५ 
ज्योतिषास्ते पल्ययते कर्म कुरुते विपल 
याज्ञवल्क्य ॥ ३ ॥ 

[(जनक--] 'हे याज्ञवल्क्य | आदित्यके अस्त हो जानेपर यह पुरुष 
किस ज्योतिवाला होता हैं ” [याज्ञव॒ल्क्य--] “उस समय चन्ठ्रमा ही इसकी 
व्योति होता है, चन्द्रमारूप ज्योतिके द्वारा ही यह बेठता, इधर-उधर 
जाता, कर्म करता और छोटठ आता है |! [जनक-] 'हे याज्ञवल्क्य | यह 
ब्रात एसी ही है! | ३॥ 

तथास्तमिते आदित्ये याज्ञु-. "तथा आदित्यके अस्त होनेपर हे 
वल्क्य किज्ज्योतिरेवा्यं पुरुष याज्ववल्क्य ! यह पुरुष किस ज्योति- 
इति; चन्द्रमा एवास्य वाला होता है ? “चन्द्रमा ही इसकी 
ज्योतिः ॥ ३॥ । ज्योति होता है? || ३ ॥ 
कि: 22“ 3 
३-अमिन्‍योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
किज्ज्योतिरेवायं व ० ज्योतिर्भवतीत्यग्नि 
जज पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्नि- 
५५ ० योतिपास्त 8: हा ९ विपव्ये 
नंबायं ज्योतिपास्त पल्‍्ययते कम कुरुते विपल्येतीत्येवर्मे- 
बेतद याज्ञवल्क्य ॥ ४ ॥ 

हे याज्ञवन्‍्क्य ' आदित्यके अस्त हो जानेपर तथा चन्द्रमाके अस्त 
हो जानेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता हैं ” अम्नि ही इसकी ज्योति 
होता हैं | यह अभग्निम्पप य्योतिके द्वार ही बैठता, उचर-उचर जाता, कर्म 
करता और लोट आता है| ५ याज्नवन्क्य ! यह बात ऐसी ही है? ॥४॥ 

अम्तमिते आदित्य चन्द्रमस- आदित्यक्रे अस्त होनेपर और 
म्तमिने5ठम्रिज्योति: । ४ || चन्द्रमाके अस्त होनेपर अग्नि ज्योति 
होता है ॥ ० ॥ 
+*-#%क्सिश 


ब्राह्मण रे ] शाइरमभाष्या्थ <७१ 
बकरे: 4 प्र: बे: नई? नए: 26 नई न3%, ब्याई04४ व्यई ८2% न: व्यई (2 व्याजट2 9 व्यापक, 


9-वाग्ज्योति 

अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्य चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्ते5ग्नो किज्ज्योतिरवायं पुरुष इति वागेवास्य ज्योतिभव- 
तीति वाचेवायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कम कुरुते विपल्ये- 
तीति तस्माद्‌ नै सम्राडपि यत्र स्वर: पाणिने विनिज्ञौयतेत्थ 
यत्र वागुच्चरत्युपेव तत्र न्येतीत्येबमेवेतद्‌ याज्वल्क्य ॥५॥ 
हहे याज्ञवल्क्य ! आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर 
और अम्निके शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योतिवाला होता है » भ्वाक्‌ 
ही इसकी ज्योति होती है । यह वाक्रूप ज्योतिके द्वारा ही बैठता, इधर- 
उधर जाता, कर्म करता और लोट आता है। इसीसे हे सप्राट्‌ ! जहाँ 
अपना हाथ भी नहीं जाना जाता, वहा ज्यों ही वाणीका उच्चारण किया 
जाता है कि पास चला जाता है| «हे याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी 

ही है! ॥ ५॥ 
शान्ते्यौ वाग्ज्योतिः; वामिति 
शब्दः परिगृह्यते; शब्देन विष- 


अग्निके शान्‍्त होनेपर वाकू 
ज्योति है। 'बाकः इस इशब्दसे 


येण श्रोत्रमिन्द्रियं दीप्यते; 
श्रोत्रेन्द्रिये सम्प्रदीते मनसि विवेक 
उपजायते; तेन मनसा बाह्यां 
चेष्टां प्रतिपद्यते--मनसा श्वेव 


पश्यति मनसा थृणोति” ( बु० 
उ०१।५।३) इति ब्राह्मणम्‌ । 
कथ्॑ पुनर्वाग्ज्योतिरिति, वाचो 


ज्योतिष्ठमप्रसिद्धमित्यत आह-- 


गरब्द ग्रहण किया जाता है, शब्द- 
रूप विषयसे श्रोत्रेन्द्रिय दीघ्र होती है; 
श्रोत्रेन्द्रियके सम्यक्‌ प्रकारसे दीप्त 
होनेपर मनमें विवेक उत्पन्न होता है, 
उस मनसे बाह्य चेशका अनुभव 
करता है, “मनसे ही देखता है, 
मनसे सुनता है” ऐसा प्रथम अध्यायके 
पश्चम ब्राह्मणका कथन है । 

किन्तु वाकूं किस प्रकार ज्योति 
है ? वाकूका ज्योति होना तो प्रसिद्ध 
नहीं है, इसीसे श्रुति कहती है- 


<८जर बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बयान से? पक बहस: पक व्यास ७ व्य:22 व्यॉि>22७० “या >:-स्‍क, नाई: 22% बॉ: 20 व्याए 23%, वन्य २: ७ 5, 
तस्माद्‌ वें सम्राड्‌ यसाद्‌ वाचा | इसीसे हे सम्नाद्‌ ! चूँकि यह पुरुष 
ज्योतिपानुग्हीतो5यं पुरुषो व्यव- | +गीरूप ज्योतिसे अनुगहीत होकर 
श अधिक विद बाचो। व्यवहार करता है, इसलिये इस वाणी- 
का 30000 30 का ज्योति होना ग्रसिद्ध है । किस 
ज्योतिष्ठमु$ कथंस्‌ १ आपि-यत्र | प्रकार * [सो बतलाते हैं--] जब्र- 
यसिन्‌ काले प्राइपि प्रायेण मेघा- , जिस समय वर्षाकालमें मेघके अन्ध- 
न्धकारे सर्वज्योतिःरत्यस्तमये खो- | रे त्राय समस्त ज्योतियेकि अस्त 
पे शाणि लो न विस नि | हो जानेपर अपने हाथका भी 
5पि पाणिर स्तो न विस्प्ट निज्ञो- हे 
ह की हे | स्पष्टया भान नहीं होता, उस 
यते-अथ तसिन्‌ काले स्वेचेष्टा- . सम्रय समस्त चेष्ाओंका निरोध प्राप्त 
निरोध प्राप्ते बाह्यज्योतिपा5्मावाद्‌ होनेपर बाह्य ज्योतियोंका अभाष होने- 
यत्र बागुदयरति, खा वा भपति, से जहां वराणीका उच्चारण होता है, 
6 > ० ४ ' कुत्ता भांकता हैं अथव्रा गया रंकता 
गदभा वा रात, उप तत्र < यहीं उसमे 

पु है ... हद, वहीं उसके समीप पुरुष चला 
न्येति--तेन झब्देन ज्योतिपा ,ज्ञता है, उस शब्दरूप ज्योतिसे 
थ्रोत्रमनसोनगन्‍तयं मब॒ति, तेन ! श्रोत्र और मनकी निरन्तरता हो 
ज्योतिष्कार्यत्व॑ वाकू प्रतिपद्यते, ' जाती है, इससे वाक्‌ ज्योतिकी 
' कार्यताको प्राप्त हो जाती है, तात्पर्य 
है ,, » . यह है कि उस वाणीरूप ज्योतिसे 
2 5 न । पुरुष उपन्येति समीप जाता अर्थात्‌ 
मवतीत्यथेः; तत्र च कर्म कुरुते,  निकट्यर्तों हो जाता है और वह कर्म 
विपल्येति । | करता तथा पुन झट आता है | 


तेन वाचा ज्योतिषोपन्येत्येव- 


तत्र वाग्ज्योतिपो ग्रदर्ण गन्धा- | यहाँ वाक्रूप ज्योतिका ग्रहण 
गन्वादिके उपल्क्षणक्रे विये है, 
38 3 2 ».- | गन्बादिके द्वारा भी प्राणादिके अनु- 
मिराप ह प्राणाठप्वनुगृहातपु गृह त होनेपर प्रद्ृति और निवृत्ति 


प्रशत्तिनिवत्यादयों मवन्ति; तेन | आदि होते हैं: अत, उनसे भी 


दीनामुपलक्षणाथम्‌; गन्धादि- 


ब्राह्मण ३े ) शाइरभाष्याथ.., ८७३ 
ब्कॉप्फिय- ब्यॉपिट पेज बरप्किए बट, व्कॉप)), कक ब्याएि:?फ् व्कि2 ७ नए 2 वि बरस: पक नआर्ष मिट 
तैरप्यनुगहो मवति कार्यकरण- | देहेन्द्रिसंघातका अनुम्रह होता है; 
सच्चातस॥; एवमेगेतद्‌ याज्ञ- | [जनक-] 'हे याज्ञवल्क्ष्य | यह बात 
चल्क्प ॥ ५॥ ऐसी ही है? ॥ ५॥ 

-5४-४४$४४२-- 


५ -आत्मज्योति 
अस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्थ चन्द्रमस्यस्तमिते 
शान्तेग्नी शान्‍्तायां वाचि किज्ज्योतिरवायं पुरुष इत्या- 
त्मैवास्य ज्योतिर्भबतीत्यात्मनैबायं ज्योतिषास्ते पल्ययते कम 
कुरुते त्रिपल्येतीति ॥ ६ ॥ 


'हे याशवल्क्य ) आदित्यके अस्त होनेपर, चन्द्रमाके अस्त होनेपर, 
अम्निके शान्‍्त होनेपर और वाकूके भी शान्त होनेपर यह पुरुष किस ज्योति- 
बाला रहता है ” “आत्मा ही इसकी ज्योति होता है | यह आत्मज्योतिके 
द्वारा ही बैठता, इधर-उधर जाता, कर्म करता और झिर छोट आता है? ॥६॥ 


शान्तायां पुनर्वांचि, गन्धादि- | वणीके शान्त हो जानेपर तथा 

ध्वपि च शाल्तेषु वाह्मेष्वनुग्राह- अंक न 23 दल 
» | निवृत्त हो जानेपर इस पुरुषब् 

केष, स्वप्रव्ृतिनिरोधः त्राप्ताउुस | (पूर्ण प्रद्ृत्तियोंका निरोध प्राप्त होता 
पुरुष । एतदुक्त भवति-- | है। यहाँ यह कहां गया है-- 
जाग्रद्विषये बहिमुंखानि करणानि | जिस समय जाम्रत्‌-अवस्थार्मे आदि- 
चक्षुरादीन्यादित्यादिज्योतिर्भिर- | व्यादि ज्योतियोंसे अनुष्हीत होने- 
सुगृद्यमाणानि यदा, तदा स्फुट- | गडी चक्ष॒ भादि इन्द्रियाँ बहिर्सुल 
तरः संव्यवहारोष््य॒पुरुषस्य होती हैं. उस समय इस पुरुषका 


व्यवह्वार स्पष्टतर होता है, इस प्रकार 
मवतीति; ,एवं तावज्ागरिते | जग्रत-अव्स्थामें तो इस पुरुषके 


खावयवसद्दतव्यतिरिक्तेनेव ज्यो- , ज्योतिसम्बन्धी कार्योकी सिद्धि अपने 
तिषा ज्योतिष्कायेसिद्धिरस्स पुरु- | अवयवसद्दातसे ब्यतिरिक्त ज्योतिके 





<७3 


बृहदारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


न्व्टिल पक बज, नए बन जप नए व स्‍ "कई ५०-2७... नया 2८2: नया >::७ यहाई 270: 209 नहर, 


पस् दृष्टा; तसात्ते व्य॑ मनन्‍्यामहे- 
सर्ववाह्मयज्योतिःप्रत्यस्तमये5पि 

खमसुपुप्तिकाले जागरिते च ताह- 
गवस्थायां खावयवसद्डातव्यति- 
रिक्तेनेंव ज्योतिषा ज्योतिष्काय- 


द्वारा ही देखी गयी है, अत. हम 
समझते हैं. कि खप्त ओर सुपुप्तिकालमें 
सम्पूर्ण बाह्य ज्योतियोंके अस्त हो 
जानेपर तथा जाग्रत्कालमें भी ऐसी 
अवस्था आनेपर अपने अवयवसद्दातसे 
व्यतिरिक्त ज्योतिके द्वारा ही इस 


पुरुषके ज्योतिसम्बन्धी कार्यकी सिद्धि 
| होती है, खम्तमे बन्धुओंके सयोग- 
। वियोग दिखायी देने और देशान्तरमें 
| जाने आदि ज्योतिके कार्योकी सिद्धि 
देखी ही जाती है, इसी प्रकार 
सुपुप्तिसे उठना और मैं सुखसे सोया 
उस समय कुछ भी भान नहीं रहा! 
ऐसा अनुभव भी देखा ही जाता है | 
अत कोई व्यतिरिक्त ज्योति हैं | 


सिद्धिरस्थेति: च्ब्यते च खजप्े 
ज्योतिष्कायसिद्धिः-बन्धुसद्भमन- 
वियोगदर्शन॑ देशान्तरगमनादि 
च; मुपृप्तात्थानम्‌-सुखमहम- | 
स्वाप्स न किश्विंदवेदिपमिति; 





तस्मादस्ति व्यतिरिक्ति किमपि 
ज्यातिः । 


किन्तु उस वाणीके शान्त होनेपर 
कौन ज्योति होती है * सो बतलाया 
जाता है-उस समय आत्मा ही इस 
पुरुषकी य्योति होता हैं। आत्मा-यह 
देहेन््रियरूप अपने अवयवसद्धातसे 
व्यतिगिक्त, देह और इन्द्रियोंका 
अबमासक तथा आदरित्यादि वाद्य 


कि पुनम्तच्छान्तायां वाचि 
ज्योतिभेबति ? उन्युन्यते-आत्म- 
वास्य ज्योतिभेवतीति । आत्मेति 
कार्यकरणस्वावयबसद्दात व्यतिरि- 


क्त॑ कार्यकरणावभासकर्म, आदि- 
त्याव्बायज्योति्वंत्‌ खयमन्येना- | >तियोके समान खय किसी अन्यते 

अवध न मिकगज्योपि | भाप्तित न होनेवाली ज्योति कहा 
बरमास्यमानममिधरीयते ज्योति; , आता है। तथा [किलदीं वाद्य ज्योतियों- 


अन्तःम्य॑ च तन पास्शिष्यात- ' में न होनेके कारण] वह पारिशिष्य 


ब्राह्मण ३२ ) 


शाहरभाष्या्थ 


८5५ 


ब्यसि पेक नॉन: आज न: ब्या:2:2, याद 2), बाई एक व्य2::% बयई 273 प्यॉ (>> बाई, बे. व्या्द<7०फक, 


कार्यकरणव्यतिरिक्त. तदिति 
तावत्‌ सिद्धम्‌ः यज्व कार्यकरणव्य- 
तिरिक्त कार्यकरणसद्बातानुग्राहक॑ 
चज्योतिस्तद्‌ वाह्मैश्क्षुरादिकरणे- 
रुपलम्यमानं रृष्टम; न तु तथा 
तचन्षुरादिभिरुपलस्थते, आदि- 
त्यादिज्योतिःपृपरतेषु; काये तु 
ज्योतिषो रुश्यते यसात्‌, तसादा- . 
त्सनैवाय ज्योतिषा आस्ते पल्ययते | 
कर्म कुरुते विपल्येतीति; तसा- 
न्नूनमन्तःस्थं ज्योतिरित्यवगम्य- ! 
ते। कि च आदित्यादिज्योतिवि- 
लक्षणं तदभोतिकं च:ः स एव 
हेतुयेचश्षुराद्य ग्राह्मचम्‌, आदित्या- 


दिवत्‌ । 


न, समानजातीयेनेवोपकार- ' 
९ ० 

भालज्योतिषो- दिशिनात्‌---यदादि- | 
ध्नय्येतिवैंलक्ष- त्यादिविलश्षुणं ज्यो- 
जी स « >सिराल्तर 


न्यायसे अन्त.स्थ है. वह देह और 
इन्द्रियोंसे मिन्न है--यह तो सिद्ध ही हो 
चुका है, और जो ज्योति देहेन्द्रियसे 
भिन्न तथा देहेन्द्रियसइ्टातकी उपकारक 
होती है, वह नेत्रादि बाह्य इन्द्रियोंसे 
उपलब्ध होती देखी जाती है, किन्तु 
आदित्यादि ज्योतियोंके निब्ृत्त हो 
जानेपर यह आत्मा उनकी तरह चक्षु 
आदिसे उपलब्ध नहीं होता. किन्तु तो 
भी चूँकि ज्योतिका कार्य देखा ही 
जाता है. इसलिये यह पुरुष आत्म- 
ज्योतिसे ही बैठता, इधर-उधर जाता, 
कर्म करता और फिर लोठ आता है, 
अत यह ज्ञात होता है कि निश्चय 
ही आत्मा अन्त स्थ ज्योति है, यही 
नहीं, वह आदित्यादि ज्योतियोंसे 
विलक्षण और अभौतिक भी है, यही 
कारण है कि वह आत्मज्योति 
आदित्यादिके समान चश्नु आदिसे 
ग्राह्म नहीं है । 


पूर्व ०-यह नहीं हो सकता. क्योंकि 
समान जातिवाले पदार्थसे ही उपकार 
होता देखा जाता है. आदित्यादिसे 
मिन्न जो आन्तर ज्योति सिद्ध की गयी 


सिद्ध | है वह ठीक नहीं है, क्यों ? क्योंकि 


मिति, एतदसत्‌ : कस्रात्‌ १ | जिनका उपकार किया जाता है, उन 
उपक्रियमाणससानजातीयेनैव आ- | भौतिक देहेन्द्रियसड्डातका अपने 


८७६ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वर्ड+ नई 32% आई: 2७ न: नाई ८2:2७, नया ०:30. "या 2.0७ व्याई 2:30: व्यद:03%- "कई<५-८ "४७ व -:-]4 जय >:फरक, 


दित्यादिज्योतिपा कार्यकरण- | समान जातिवाले भोतिक आदित्यादि 


सह्दातस्स भौतिकस भौतिकेनै- ज्योतिसे ही उपकार होता देखा जाता 
५ हवस है, और जेसा देखा गया है, बेसा 
वोपकारः क्रियमाणों इ्यते; ही इसका अनुमान करना चाहिये । 
यथाच्ट चेदमनुमेयम्‌; यदि नाम | यदि देह और इन्द्रियोंकी उपकारक 
कार्यकरणादर्थान्तरं तदुपकारक- ज्योति आदित्यादिके समान उनसे कोई 
मादित्यादिवज्ज्योति,, तथापि गे पदार्थ है, तो भी उसे देहेन्द्रिय- 


कार्यकरणसद्वातसमानजातीयमे | सट्ठातसे समान जातियाली ही अनुमान 
शक मा | करनी चाहिये, क्योंकि आदित्यादि 


वानुमयम्‌, कार्येरणसद्डतोपका- । ज्योतिया के समान बह देहेन्द्रियसच्ात- 
रकत्वात्‌, आदित्यादिज्योतिर्बत्‌। , का उपकार करनेबाली है | इसके सिवा 
यत्‌ पुनरन्तःखत्वादग्रत्यक्षत्यान्च । अन्त स्थ और अप्रत्यक्ष होनेके कारण 


बल ते, तचक्षुरादिज्योति- जो उसकी व्रिलक्षणता बतलायी 
हज यह जाती है, वह तो नेत्रादि ज्योतियेकि 
मिरनकान्तिकमू; यताअप्रत्यक्षा- | दवस व्यमिचरित है, क्योंकि अप्रत्यक्ष 
ण्यन्तःख्थानि च चश्चुगाठिज्योतीं- | और अन्त स्थ होनेपर भी नेत्रादि 
पि मौतिकान्येव। तस्मात्तव मनो- | वोतियाँ मातिक ही है | अत “आत्म- 
ज्याति इनसे विलक्षण है-यह सिद्ध 
होता है? ऐसा कहना तुम्हारी मनमानी 
सिद्धमिति । कम्पनामात्र है | 
कार्यकरणसद्दातमाबमावित्वा- | इसके तित्रा देहेख्खियसद्धातके 
ध्च सद्दावधर्मत्वम्‌ | 'दनेपर ही रहती है, इसलिये यह 


रथमात्रमू-विलक्षणमात्मज्यो तिः 


, 


चतन्यज्याति [रूप आदिके समान ] 
है सद्दातका ही घर्म है, ऐसा भी अंनु- 
सामान्यता इ॒ृष्टस् | मान होता है | सामान्यतो इृष्ट अनु- 


आत्मन सहात- 
साध्म्ये युझ॒य- अनुमीयते ज्योतिष: 
स्तरम्‌ 








१, अनुमान वाक्य इस प्रजार है--चेतन्य शरीरघर्ः तझायमावित्वात पि 
रूपयत । 


ब्राह्मण ३ ] शाइरमाष्याथे ८७७ 
बट, न्व्िीय,, जप: 2० ब्कप 3. नए). बॉ: ७, ब्कपय नर: कक आईए वि: नई कीट 3० बने: अकन 
चानुमानस्थ व्यभिचारित्वादप्रा- | मौन व्यमि चारी होता है, इसढिये 
उसकी प्रामाणिकता खीकार नहीं 


3 की जा सकती | आप सामान्यतो 
हि भवानादित्यादिवद्‌ व्यतिरिक्त | दृछ अनुमानके बसे ही तो आदि- 


ज्योति; साधयति कार्यकरणेम्यः; त्यादिके समान ज्योतिको देह और 
इन्द्रियोसे मिन्न सिद्ध करते हैं, किन्तु 
अनुमानके द्वारा प्रत्यक्षका बाघ नहीं 
शक्‍्यते। अयमेव तु कार्यकरण- हो सकता, यह देहेन्द्रियसड्डात ही 
तो प्रत्यक्ष देखता, सुनता, मनन 
करता और विशेषरूपसे जानता है, 
मनु॒ते विजानाति च; यदि नाम | याद आदित्यादिके समान इसका 


ज्योतिरन्तरमस्थोपकारक॑ स्यादा- | उपकार करनेवाली कोई अन्य ज्योति 


माण्यप्ू; सामान्यतो दृष्टबलेन 


न च॒ प्रत्यक्षमनुमानेन बाधितुं 


सद्नातः प्रत्यक्ष पश्यति श्रणोति 





१. अनुमान साधारणतः तीन प्रकारका होता है--१. पूर्ववत्‌ , २. शेषवत्‌ 
और ३. सामान्यतो दृष्ट | कारण देखकर जो कार्यका अनुमान किया जाता है, वह 
“पूर्ववत्‌? है, जेसे मेघकी घिरी हई घटा देखकर बृष्टिका अनुमान | कार्य देखकर 
जो कारणऊा अनुमान होता है, वह “शेषब्रत्‌) कहलाता है; जैसे नदीमें ब्राढ आयी 
देखकर पव॑तपर वृष्टि होनेका अनुमान । तथा प्रत्यक्षमूलक साधारण नियम या 
व्याप्तिके अनुसार जो परोक्षवस्तुका अनुमान किशन जाता है, वह सामान्यतो दृष्ट 
अनुमान है, जेसे प्रत्येक कार्यका एक कर्ता देखा जाता है, चूँकि यह जगत्‌ भी 
एक कार्य है; अतः इसका भी एक कर्ता अवश्य होगा | जो इसका कर्ता है, वही , 
ईश्वर है। यहाँ “विमत चेतन्यज्योतिः सद्भाताद्‌ भिन्नम्‌ 9 तद्भासकत्वात्‌ ; आदित्यादि- 
वत्‌ (विवादकी विषयभूत चेतन्यज्योति सद्भडातसे भिन्न है; क्योंकि यह सद्डातको 
प्रकाशित करनेवाली है, जेसे आदित्य)--इस प्रकार “प्रकाशक प्रकाइ्यसे मिन्न होता 
है? इस व्यासिके अनुसार परोक्ष “चेतन्यज्योतिः को सट्डातसे मिन्न सिद्ध किया जा 
रहा है; अतः यह सामान्यतो दृष्ट अनुमान है । 

२. नेत्न देहका प्रकाशक होकर भी देहसे प्रथक्‌ नहीं है, अतः सद्भातकी 
प्रकाशिका होनेके कारण जो चेतन्यज्योतिकी सद्भातसे भिन्न सिद्ध करते हैं, उनका 
यह हेतु नेत्र आदिके विषयर्मं अनैकान्तिक ( व्यभिचरित ) हो गया है--इसी युक्तिसे 
पूर्वपक्षीने सामान्यतों दृष्ट अनुमानको व्यभिचारी कहा है । 


८८ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्वटसक बा न प्र नर न एफ "कम: पक नई 2:22 व्यू 23%-व्यप2स्‍% "कफ: बा 2७ ब्यॉ८.3 


दित्यादिवत, न तदात्मा स्थादू, 
ज्योतिरन्तरम्‌, आदित्यादिवदेव; 
य एव तु प्रत्यक्ष दशैनादिक्रियां 
करोति, स एवात्मा स्वाव्‌ कार्य- 
करणसद्दातः, नान्‍्यः, प्रत्यक्ष 
विरोधे5नुमानस्थाप्रामाण्यात्‌ । 


ननन्‍्वयमेवचेदशनादिक्रिया- 


ययोक्तयुक्तेरन- कता आत्मासद्दात;, 
वान्िकतन क्थमविकलस्थेवास् 


दशनादिक्रियाकतेत्व॑ कदाचिद्‌ 


भवति कदाचिन्नेति ? 


नप दोप', च्श्त्वात्‌; न हि 
तलिरासपृ २७ इृष्टेअजुपपन्नं नाम; 


स्वमायस्थ नि 


न हि खद्याते प्रका- 


लिंमिनताय- 
न्म्पिणिम गद्ाप्रकाशकत्वेन €- 
व्यमाने. कारणान्तरमनुमेयम 


अनुमेयत्वे च केनचित्‌ सामान्यात्‌ 


सर्च स्ंत्रानुमेयं खाद; तथ्चा- | 


हर 387 
निष्म; न च पदायस्वभावों 


हो तो वह आत्मा नहीं हो सकती, 

| अपितु आदित्यादिके समान ही कोई 
अन्य ज्योति होगी, जो भी प्रत्यक्ष 
दर्शनादि कर्म करता है, वह देहेन्द्रिय- 
सद्भात ही आत्मा होना चाहिये, कोई 
दूसरा नहीं, क्योकि प्रत्यक्षसे विरोध 
होनेपर अनुमानकी प्रामाणिकता नहीं 
हो सकती । 


पिद्धान्ती-किन्तु यदि यह सद्बभात 
ही दरानादि क्रियाओंका करनेवाला 
आत्मा हो तो ऐसा क्यों होता है कि 
इसमें कोई त्रिकार न आनेपर भी 
कभी तो इसमें दशेनादि क्रियाओका 
कर्ठृत्व रहता है और कभी नहीं 
रहता * 

पूर्व ०-यह कोई दोप नहीं है, 
क्योंकि ऐसा देखा गया है और 
देखी हुई बातमें अनुपपत्ति नहीं 
होती; खद्योतको प्रकाशक और 
अग्रकाशकरुूपसे देग्वनेम किसी अन्य 
कारणका अनुमान नहीं करना 
चाहिये, यदि किसीसे समानता 
होनेके कारण उसके विपयर्म भी 
! अनुमान किया जाय तंत्र तो सत्र 
जगह सबके विपयम अनुमान ही 
करना होगा, और यह इ5ष्ट नही हैं, 
क्योंकि पदार्थका कोई खभाव ही न 


ब्राह्मण रे ] 


शाइरसभाष्यार्थ 


८3७९ 


ब्वपे७ व्यर्ट 2 -ि22७ व्य ट2 नक 37 नाई 2: वाई 3230 "कर्ष:<2;,. न "कर नि) ब्यजिटक 


नास्ति; न झम्रेरुष्णखाभाव्यम्‌ | हो-ऐसी बात नहीं है, अभ्निका 


अन्यनिमित्तम/उदकस् वा शैत्यम्‌! 
प्राणिधर्माधमौद्यपेक्षमिति चेत्‌; 
धर्माधमांदेनिमित्तान्तरापेक्षखमा- 
वग्रसड्भः। अस्त्विति चेत्‌, न; तद- 


नवस्थाप्रसद्अ:: स चानिष्टः । 


न, सप्मस्मृत्योस्थटस्पेव दशे- 
सवमाववादि- नातू--यदुक्त ख- 
पक्षनिससनम भाववादिना देह- 
स्पेव दशशनादिक्रिया न व्यति- 
रिक्तस्पेति, तन्न। यदि हि 
_ देहस्येच दर्शनादिक्रिया खप्ने 
चृश्स्येव दशन न स्थात्‌$ अन्धः 
खप्न॑ पश्यन्‌ दृष्टपूर्वमेच पश्यति, 
न शाकद्वीपादिगतमरृष्टरूपस; 
ततश्चेतत्‌ सिद्धं भवति-यः खम्मे 
पश्यति दृष्टपूवे वस्तु, स एव पूर्व 
विद्यमाने चक्षुष्यद्राक्षीत्‌, न देह 


उष्णखभाव होना अथवा जलछका 
शीतल होना किसी अन्य कारणसे 
नहीं है | यदि कहो कि खभाव भी 
प्राणियोंके धर्माधर्मकी अपेक्षासे होता 
है, तो धर्माधर्मादिका भी किसी अन्य 
निमित्तकी अपेक्षा रखनेवाला खभाव 
माननेका प्रसद्ध होगा । यदि 
कहो कि होने दो, तो यह ठीक 
नहीं, क्योंकि इससे अनवस्थाका 
प्रसक्ष होगा और वह इृष्ट नहीं है । 


पिद्धान्ती-तुम्हारा कथन ठीक 
नहीं है, क्योंकि खप्त और स्थृतिमें 
देखे हुएका ही दर्शन होता है-- 
खभाववादीने जो कहा कि दरशनादि 
क्रिया देहके ही है, उससे भिन्नके 
नहीं हैं, सो ऐसी बात नहीं है, 
यदि दर्शनादि क्रिया देहकी ही 
होती तो सप्तम देखे हुएको ही 
न देखा जाता | अन्धा पुरुष खप्त 
देखनेके समय पहले देखे हुए पदार्थों- 
को ही देखता है, जिन्हें पहले कभी 
नहीं देखा, उन शाकद्दीपादिके 
पदार्थोको नहीं देखता, इससे यह 
सिद्ध होता है कि खम्तमें जो पहले 
देखे हुए पदार्थोको देखता है, उसीने 
पहले नेत्रोंके रहते हुए उन पदार्थो- 


८८० बृहदारण्यकोप/निपद्‌ [ अध्याय ४ 
ग्ब ब7 2 बट ३2 व्क२2७० -ट>-20 नए: ब्याई२क्‍ यह 2:22, व्य2:2)% न्कॉ72] व्यॉट 3:3७ न्यर्ट मे 
इति; देहच्चेद्‌ द्रष्ट, स येना- | को देखा था, देहने नहीं, यदि देह 
| ही देखनेवाला होता तो जिनके द्वारा 
| उसने पहले देखा था उन नेत्रेक्ि 
तदेव च्ष्टपूब न पश्येतः अस्ति | निकाल लिये जानेपर उन पूर्वदृष् 
पदार्थोकी खमप्तमें न देखता, किन्तु 
जिनके नेत्र निकाल लिये गये हैं, उन 
हिमव्रतः भ्रृड़मद्ाहं खप्नेडद्राक्ष- | अन्धोंके विषयमें भी लोकमें ऐसी 
प्रसिद्धि है कि आज सखम्में मैंने पहले 
देखा हुआ हिमालयका शिखर देखा। 
तस्मादनुद्ध्तेषपि चक्षुपि यः खप्त- | इससे यह ज्ञात होता है कि जो खप्न 
इक स एव द्रश, न देह इत्यव- देखनेतराला है, वही | नेत्रोके न 
श निकालनेपर भी द्रष्ट है, देह द्र्म 
गम्पते । नहीं है | 
तथा स्मृतो--द्रष्टसत्रोरिकत्वे . इसी प्रकार स्मरणमें समझना 
सेटवाद- सेति य एवं द्रष्टा चाहिये---द्रश् और स्मरण करनेयले- 
केसे! “ये एव खाता, दा की एकता होनेपर जो द्रष्ट होता हैं, 
| वही स्मरण करनेवाल्य होता है। 
चव॑ तदानिमीलिताक्षोडपि | जब कि ऐसी वात है तभी ओख 
सरन्‌ दृष्टपू्व यद्‌ रूप॑ तद्‌ च्ष्टबदेव | मूँदकर स्मरण करनेवाला भी जो 
पश्यतीति; तस्माद यत्रिमीलितं | "कटे बडा इआ रूप हैं, उसे देखे 


उक समान ही देखता है, अत 
तन्न द्रष्ट। यान्नमालते चदश्चाप मेँद रखा हैं, वे नेत्र दरष्टा नहीं 


स्मरद्‌ रूप पश्यति तदेवानिमीलि- | है: जो नेत्रेकि मूँडनेपर स्मरण किये 


तेडपि चश्नुपि द्र्ट आसीदित्यब- |... _ कस कक 
20 20 । नेत्रेक्रि न मूँद नेपर भी दष्टा था-ऐसा 

गम्यत । जाना जाता हैँ | 
मृते चदेहेडविकलस्थैव च. इसके प्रित्रा शरीरके मर जानेपर 
उममें कोई विकार न होनेपर भी वह 


द्राक्षीव तसिन्रदृश्ते चश्षुपि खप्ने 


च लोके पसिद्धिः-पूर् दृष्ट मया 


मित्युदृध्तचश्नुपामन्धानामपि; 


ट। १४ 


ब्राक्मणण दे | 


शाउरभाष्याथे 


८८१ 


ब्कर्टपे: १७ न्यू 20.. ००-१३... बर्ट 03. वन: ब्क *:2क्‍% न्यर्द न" 0० बय >2 2७ ब्यईप-स्‍+- व्वर *:१2 ब्यॉर्ट २:22 पाए 4८ 





रूपादिदर्शनाभावात्‌--देहस्येच 
द्रष्ट्त्वे मतेडपि दशेनादिक्रिया 
स्यात्‌ । तस्पाद्‌ यदपाये देहे दर्शन 
न भवति, यद्भावे च भवति, 
तद दरशनादिक्रियाकते, न देह 
इत्यवगम्यते । 

चक्षुरादीन्येव दरशनादिक्रिया- 
कतु णीति चेन्न,यदहमद्राक्षं तत्‌ स्पृ- 
आमीति भिन्नकत कत्वे प्रतिसन्धा- 
नानुपपत्ते: । मनस्तहींति चेन्न, 


मनसो5पि विपयत्वाद रूपादिवदू 


द्रशृत्याद्यनुपपत्ति: | तसादन्तः- 


स्‍्थ॑ व्यतिरिक्तमादित्यादिव- 
दिति सिद्धम्‌ | 
यदुक्तमू--कार्यकरणसद्त- 
समानजातीयमेय ज्योति- 
रन्‍्तरमनुसेयम्‌ , आदित्यादिभिः 
तत्समानजातीयरेव उपक्रिय- 
बृ० 3० १११--११२ 


रूपादिका दर्शन नहीं करता--यदि 
ठेह ही द्रष् होता तो उसके मरने- 
पर भी उसमें दशनादि क्रिया होती। 
अत. जिसके देहमे न रहनेपर दर्शन 
नहीं होता और रहनेपर होता हैं, 
वही दर्शनादि क्रियाका कर्ता है, देह 
नहीं-ऐसा ज्ञात होता है । 

यदि कहो कि नेत्रादि इन्द्रियों ही 
दर्शनादि क्रिया करनेवार्ली हैं, तो ऐसी 
वात नहीं है, क्योंकि [ वेसी स्थिति- 
में ] दर्शन और स्पर्श भिन्न कर्ताओ- 
की क्रिया होनेके कारण “जिसे मेने 


| देखा था, उसका स्पर्श करता हूँ? ऐसा 


अनुभत्र नहीं हो सकता था , अच्छा 
तो, मन ही द्रष्टा हैं-ऐसा मानें तो 
यह भी ठीक नहीं, क्योकि रूप आदिकी 
भोंति विषय ( दृश्य ) होनेके कारण 
मनका भी द्र॒ष्टा होना सम्भव नहीं है | 
अत यह सिद्ध हुआ कि चेैतन्य- 
ज्योति अन्त.स्थ है और आदित्यादिके 


। समान गरीरसे भिन्न है । 


ऐसा जो कहा कि देहेन्द्रिय- 


' सड्ठातके समान जातिवाली ही 


किसी अन्य ज्योतिका अनुमान 
करना चाहिये, क्योकि आदि- 
त्यादि तथा उसके समानजातीय 
ज्योतियोंसे ही सद्दातका उपकार 


८८२ बृहदारण्यक्रोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 


>>... करे कम 2: मे: न २-20 नर >:22७- जक--2७- वर्ड: .॥७- "हाई -3७- नया 2८23७ जाई >- ४ व्य्टमक७ 
माणत्वादिति--तद्सत्‌ , उप- | होता है, सो भी ठीक नहीं 


> गो उपका ट् ष उपकारकभावका 
कार्योपफारकमावस्थानियमदश- | ह, यॉकि उपकार्य- 
पिन कोड नियम नहीं देखा जाता, किस 

नातू ; केथस्‌ ३ पार्थिवं- 


आर प्रकार “ [सो बतलाते है--] पार्थिव 
रिन्धनः त्वसमानजाती- | इन्धनसे एव पायिवत्वमें समान जाति- 
येस्तणोलपादिभिरुनेः . प्रज्व- | वाले तृण और उलप (घास ) आदिसे 
लनोपकारः क्रियमाणों च्स्यते : । अम्निका ग्रव्यल्नरूप उपकार होता 
' देखा जाता है, किन्तु इतनेहीसे 
| सबंत्र ऐसा अनुमान नहीं कर लेना 
जातीयरबारनेः प्रज्वलनोपकारः चाहिये कि उनके समानजातीय 
सर्वत्रातुमेयः स्थात्‌ , येनोदके- ' पदार्थेसि ही अम्निका प्रज्वलनरूप 
| उपकार होगा, क्योंकि उनसे मित्र 
जातिब्राले जल्से भी विजलीरूप अग्नि- 
थेन वेद्यतस्याग्नेः जाठरस्थ च्‌ का तथा पेठके भीतरकी अग्रिका 
प्रज्यलनरूप उपकार होता देखा जाता 
है, अत उपकार्योपकारकभात्रमे 
समानजातीय अथत्रा असमानजातीय 
यासमानजातीयनियमा नास्ति : होनेका नियम नहीं हैं, कभी तो 
समानजातीय मनुष्य मनुष्यासे ही 
वलपरवापमिगेत बा होते हैं और कमी स्थावर 
अर .. _ एबपथु आदि भिन्न जानिवालेंसे ही 
चित स्थावसपश्चादिभश्व सिन्न- उनका उपकार होता है अत 
जातीय: ; तस्मादहेतुः कार्यकरण- कार्यकरणसद्धातक. समानजातीय 
आदित्यादि स्योतियोसे उपक्त होनेके 
कारण ही आत्मय्याति सं्ातके 





न चर तावता तत्समान- 


नापि प्रज्यलनोपकारों भिन्नजाती- 


क्रियमाणों ध्ब्यते ; तस्मादू उप- 
कार्योपकारकमाव समानजाती- 


कदाचित्‌ समानजातीया मनुष्या 


मद्ातममानजातीयरब आदित्या- ' 


दिज्यातिर्भिरुपक्रियमाणस्था- समानजातीय ही होनी चाहिये-यह 
दिति। कोर हेनु नहीं है । 


घ्राप्मण ३ ) शाउरभसाप्याथे ८८३ 
चर्दा + ९०. न्यर्द न, चकी >32० ब्यॉट 2७ न्वर्ट ०3०० न्य 20 कर ५.) व्याए -ी.020.. ब्र्ट.0)७. न्का +. ७ ब्कव-))%- च्यरट न 
यत्‌ पुनरात्य - चक्षुरादिभिर-. और तुमने जो ऐसा कहा कि 
आदित्याठिकी ज्योतिके समान चद्लु 

दित्यादिज्योतिर्बद्‌ अच्च्यत्वादि- गीदि इच्टियोसे दिखायी देनेवाली न 
होनेके कारण [ आत्मय्योति अन्त स्थ 
ओर भिन्न प्रकारकी हैं ]-यह हेतु 
तो चक्तु आदिसे व्यभिचरित होनेके 
चारण उस अन्य स्योतिका अन्त स्थ 
और बिल्क्षण होना सिद्ध नहीं कर 
सकता, सो ऐसा कहना टीक नहीं 
है, क्योंकि 'चक्षु आठि इन्द्रियोसे 
. _._. ८५. भिन्न होते हुए [उनसे न दिग्वायी 
चश्षुगादकर णभ्याज्न्यत्व सतात , इेमेंके कारण आत्मय्योति अन्त स्थ 
एव विलक्षण है ] इस प्रकार उपयुक्त 

हेतोथिशपणत्वोपपत्ते: | हेतुमें विशेषण लगा उदेनेसे उसकी 

उपपत्ति हों सकती हैं | + 

कायकरणसद्दातथ्रमत्व॑ ज्यो- तथा उस ज्योनिको जा वदेहेन्द्रिय- 
मद्धातके घर्मचाली बतलाया, सो भी 

तिप टति यदक्तम्‌ , तन्न , अनु । ठीक नहीं हैं; क्योंकि ऐसा माननेसे 
हक है . अनुमानमे तिरोब आता हैं . आदि- 
मानविगंधात्‌ ; आदित्यादिज्यो- आद्ध -्योतिके समान यह ज्योति 


त्वयं हतुज्पोतिरन्तरस्यान्तः्य्थत्वं 
चेलक्षण्यं च न माधयति, चश्षुगदि- 


भिरनेकान्तिकत्वादिति-- तदसत्‌, 


५ तावर्य था ? कि पहले अनुमानका स्वरूप यो था पआत्मय्योतिः अन्त'- 
ख्म। लादित्यादियसश्नुगदिभिरद्थ्ययात्‌ ।! जर्थात्‌ आत्मज्योति अपने भीतर है, 
क्योकि बह यू आदियी भांति ओखसोस नहीं दिखायी देती। यह हेतु नेन्रऊे विपयमे 
व्यमिचरित था क्योंकि अपना नेत्र भी अपने ही नेचसे नहीं देखा जा सकता । 
इस दोपऊो मिटठानेऊे लिये भसिद्गान्तीने टेतुमे प्यक्षुरादिकरणेस्योडन्यत्वे सतिः यह 
विशेषण जोड़ दिया | अब अनुमानऊका स्वरूप इस प्रकार हो गया--५आत्मय्योतिः 
अन्त ग्वम। चश्नुरादिकरणेम्याउन्यले सति चक्षुरादिभिरद्थ्यत्वात्‌ |? अर्थात्‌ 
आत्मप्योति अपने भीतर स्थित है, वर्योकि वह चक्षु आदि इन्द्रियोसे मिन्न होती 
हुई उन उन्द्रियोसे देखी नहीं जाती--ऐसा हेतु माननेपर कहीं भी दोप नदी आता । 


८८४ 


बूहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्कॉर्टल ८, न "पक बकरे पक वयई 2 3क- ब्याए>: 23 नया ०:22 नया 2८2 <:2स्‍% न्य् 2 नहा ०-2४ बन 2७, यम, 


तिव॑त्‌ कार्यकरणसद्बातादथोन्तरं 
ज्योतिरिति ह्नुमानमुक्तम्‌ ; 


तेन विरुध्यते हय॑ प्रतिज्ञा--कार्ये- । 


करणसद्दातथर्मत्व॑ ज्योतिष इति। क्‍ 
तड्भावभावित्व॑ वसिद्धम्‌ू , खते 


ब ज्यो्‌ >> पिप 5दशेनात्‌ 
दढह ज्यातपाउढश | 


सामान्यतो दृष्टस्यानुमानस्था- 
प्रामाण्ये सति पानमोजनादिसव॑- 


व्यवहारलोपग्रसड्रः ; स चानिष्टः ; 
पानभोजनाठिपु हि क्ष॒त्पिपासा- 
दिनिमवत्तिमुपलत्धवतः तत्सामा- 
न्यात्‌ पानभोजनायुपादान व्व्य- 


मान लोके न प्राम्माति ; च्च्यन्ते 


पुनः पानभोजनान्तरः श्षुत्पिपासा- 


देहेन्दरियसड्डातसे मिन्न पदार्थ है, 
ऐसा अनुमान कहा गया है; उस 
अनुमानसे इस प्रतिज्ञाका कि उस 
ज्योतिमे देहेन्द्रियसड्टातका धममत्व है, 
श्रिब आता है , देह तद्भावभावित 
है [ अर्थात्‌ जबतक देह है, तवतक 
उसके धर्मरूपसे चेतन्यज्योति भी 
रहती हैं] यह तुम्हारा हेतु तो असिद्र 
है, क्योंकि मृत ठेहमे वह ज्योति नहीं 
देखी जाती [# 


सामान्यतो इृष्ट अनुमानकी 
अग्रामाणिकता माननेपर तो भोजन 
ओर जलपानादि सभी व्यवहारोके 
लोपका प्रसन्न उपस्थित होगा, और 
वह इष्ट नहीं है, क्योंकि तत्र तो, जल- 
पान और भोजनादि करनेपर भूख 
ओर प्यासकी निशृत्ति देखनेवालेको 
उसीकी समानतासे लोकमें जलपान 
ओर भोजन ग्रहण करते दिखायी 
देना सिद्र नहीं हो सकता [क्योंकि 
सामान्यतों दृष्ट नियमकों वह अग्रा- 


गपले्धेपानमी जनाः सामान्यतः, गले देगा कित्ते: जिल्‍्होन 


जल्पान और भोजन किया है, वे छोग 
फिर भी जल्पान और भोजन करनेसे 


७ जात, 7य हेत॒ुफे अनिद्ध हेनेसे तुम्टाग अनुमान अध्रामाणिक #) टरसमे 
पामपोतिया देएन्ट्रियसद्धातका वर्म नहीं सिद्ध जिया जा सक्ता। 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथे <८५० 
ब्यर्ई>- नये न्क गेट चर्द न जाई 2 पक बाई जे: बह: नई 22% व्याद ०८222 व्याई ० :७७० व्यो्टि-- व्याई ० पक 





दिनिवृत्तिमनुमिन्वन्तस्तादर्थ्येन | क्षुधा-पिपासादिकी निदृत्तिका अनुमान 
प्रवतमानाः । करके जरा लिये प्रव्ृत्त होते देखे 
| ही जाते हैं । 


यदुक्तम्‌-अयमेव तु देहो दर्शना- ऐसा जो कहा कि यही देह 


दिक्रियाकर्तेति .  .. दर्शनादि क्रियाका कर्ता है, इसका 
8 तो 'खप्त और स्वृतियोका देहसे भिन्न 


४ देंहादर्थान्तरभूतों कोई अन्य द्रष्ट है! ऐसा कहकर 
ह॒त॑ खमस्मृत्योदेंह तो 
हे भ ' पहले ही परिहार कर दिया गया है। 


कप अनेनेव ज्योतिरन्त ॥ द्र्श्त्व 
द्रष्टेति । अनेनेच ज्योतिरन्तरस्थ | तथा इसीसे [अर्थात्‌ सद्दातके द्रष्टत्ब- 
» का निराकरण करके] उस अन्य 
अनात्मत्वमांष प्रत्युक्तम्‌। यत्‌ पुनः ज्योतिके अनात्मत्वका भी निपेष कर 
हि कं , दिया है | तथा खद्योतका जो कभी 
खद्योतादेः कादाचित्क॑ प्रकाशा- प्रक्राशकत्व और कभी अग्रकाशकत्व 
' बतछाया, वह भी ठीक नहीं है, क्योकि 
वे प्रकाशकत्व और अप्रकाशकत्व तो 
यवसड्जोचविकासनिमित्तत्वात्‌ प्र- | पल आदि अवयत्रोके सिकोडने और 
खोलनेके कारण हैं | तथा यह जो 
काशाप्रकाशकत्वस्य | य॒त्‌ पुनरु- | कहा कि “अवश्य फल देना?-यह धर्म 
! और अधघमंका खभाव ही स्वीकार कर 
' लेना चाहिये, सो ऐसा खीकार 
| सिद्धान्तर्क 
खमावो5स्युपगन्तव्य इति--तद- करनेपर तुम्हारे ही सिद्धान्तकी द्वानि 
| होगी। और इसीसे ८ सिद्धान्तमें 
भ्युपगमे भवतः सिद्धान्तहानात्‌ । | विरोध होनेके ही कारण ) तुम्हारे 
न द्वारा आशद्डित अनवस्था-दोषका भी 
एतेनानवस्थादोषः ग्रत्युक्तः। तस्ा- निराकरण कर दिया गया | अत. 
+ जीप . | सद्डातसे प्रथक और अपने भीतर ही 
दस्त वारक्त चानन्‍्त; है 
पे ९७७ जे स्थित आत्मज्योति है-यह सिद्ध 
ज्योतिरात्मेति || ६॥ : हुआ ॥ ६॥ 
३ >> 


प्रकाशकत्वम्‌ , तदसत्‌ , पक्षा्यव- 


क्तम्‌, धर्माधमंयोरवरव्यं फलदातृत्व॑ 


८८८ इृदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बॉ “७० ८22७... आन कक न्यास: 22७ न्य >: 220 नर न:2 2. ब्या: >-2:७७. बा: 23. व्याई ०-28. आई: नई ०2७७.  +फ 
आत्माका स्वरूप 

यद्यपि व्यतिरिक्तत्वादि सिद्धम्‌/ यचपि आत्माका देहादिसे मित्र 

| होना इत्यादि बातें सिद्ध हो गयीं तो 

तथापि समानजातीयानुग्राहकत्व- भी आदित्यादि समानजातीय पदाशों- 
का ही अनुम्राहकत्व देखनेके कारण 
उत्पन्न हुई श्रान्तिसे 'आत्मा इन्ड्रियो 
मेसे ही कोई एक है अथवा उनसे 
भिन्न है, इसका विवेक न होनेसे 

विवेकतः पृच्छति-- | जनक पूछता है-- 


दर्शननिमित्तआ्रान्त्या करणानामे- 


वान्यतमा व्यातारक्ता वा इत्य- 


कतम आत्मेति योप्यं विज्ञानमयः प्राणेपु हतद्यन्त- 
ज्योतिः पुरुपःस समानः सनन्‍्नुभो लोकावनुसअ्वरति ध्याय- 
तीव लेलायतीव स॒ हि. खजप्मो भूलेम॑ लोकमतिक्रामति 
मत्या रूपाणि ॥७॥ 


'आस्मा कान हैं ” [याज्बन्‍्क्य-] यह जो प्राणोम बुद्धिव्नत्तियोके 
भीतर गहनवाला विज्ञानमग्र य्योति खरूप पुरुष है, वह समान (बुड्िब्ृत्तियोके 
"गा ) हुआ इस छोक और परलछोक दोनों सश्चार करता है | वह [वुद्धि- 
बन्िके अनुसार] मानो चिन्तन करता हैं और [प्राणबृत्तिके अनुरूपप होकर] 
मानो चेष्टा करता हैं। वही खप्त होकर इस व्ोक (वेहेन्द्रियसद्धात) का 
अतिक्रमण करता है और [गरीर तथा इग्डियरूप ] मृत्युके रूपोका भी अति- 
क्रमण करता € || ७ ॥ 


कतम 8ति ; न्वायदृक्ष्मताया | 'कतम इतिः-सूक्ष्म युक्तियाँ 
कटठिनतासे समझमें आती है, इस- 
लिये भ्रान्ति होनी सम्भत्र ही हैं । 
अथत्रा आत्मा गरीरसे ब्यतिरिक्त मिद्ध 
हानेपर भी समस्त इन्द्रियों विज्ञान- 


प्रथ्नम्पौ नित्य दुर्विनयत्वादुपपद्मयते 
अल न आन्तिः । अथवा 


गगगव्यतिरिक्ते सिद्रेडपि करणा- 


प्राह्मण >े ] 


शाउरभाप्याथे 


<८७ 


ज््ट2.3... «८7.9... बरए- 9० ब्यटय पज- ब्व मे: नह गि-:- वर्ग नवर्टक 2. “(म६- ब्यि-प०- ब्रेन 


मि स्वाणि विज्ञानवन्तीव, विवे- 
कत आत्मनो5्नुपरूच्धत्वात्‌ ; 
अतोहह प्ृन्छामि-कत्तम आत्मेति: 
कतमो5्सों देहेन्द्रियप्राणमनःसु, 
यस्त्वयाक्त आत्मा , येन ज्यो- 
तिपाम्त इत्युक्तम्‌ | 

अथवा योज्यमात्मा त्वया- 
भिप्रेता विन्तानमयः , सच इसमे 
ग्राणा विज्ञानमया इंच , एपु 
प्राणप्‌ कतमः ? यथा समुदितिपु 
त्राह्मणपू, से इसे तेजम्बिनः 
कतम एपू पडड्?गतिदिति | 

पृ्॑म्मिन्‌ व्याख्यान कृतम आ- 
स्मेत्येतावदेब प्रश्नवाक्थम, यो- 
ध्यं विज्ञानमय इति प्रतिवचनम्‌ 
हितीये तु ज्याख्याने प्राणेप्चि- 
त्येवमन्तं प्रश्नवाक्यम्‌ ; अथवा 
सर्वेमेव॒प्रश्नवाक्यम्‌-विज्ञानमयो 


हचन्तर्ज्योतिः पुरुपः कतम इत्ये- 


यती-सी जान पउती है, क्‍योंकि 
आत्मा उनसे पृथक्रूपसे उपलब्ध 
नहीं होता । श्सलिये में पूछता हूँ 
कि आत्मा फीन-सा हैं ? जिसका 
आपने उल्लेख किया है, बह आत्मा 
शरीर, इन्टिय, प्राण और मन---इनमें- 
से कौन-सा है, जिस य्योतिके द्वारा 
पुरुष बैठता ऐै-ऐसा कहा गया है। 

अयबा जो यह आत्मा आपको 
प्रिज्ञाममयरूपसे अभिग्रेत है, सो ये 
सभी प्राण विज्ञानमयके समान हैं, 
टन प्राणेमें बह कौन-सा हैं ? जिस 
प्रकार उपस्थित ब्राह्मणोमें ये सभी 
सेजखी ह॑ं, इनमे छहों वेदाह्टोका 
जाननेवा या कौन है ? (ऐसा प्रश्न किया 
जाय । ] 


[इन दोनो व्यास्याओमेसे ] पूर्व 
स्याख्यामे 'कतम आत्मा? ( कौन-सा 
आत्मा हैं ) इतना ही ग्रश्नव्राक्य है, 
और 'योड्य पिज्ञानमय ” इत्यादि 


' उत्तर हैं, तथा दूसरी ब्याख्यामें 


'प्राणेपु” यहोतक प्रश्नवाक्य है अथवा 
'विज्ञाममयो हयन्तर्ग्योति, पुरुष: 


| क्रमम ? यहोतक सारा ही प्रश्नवाक्य 


तद्न्तम्‌ | योब्य॑ विज्ञानमय इत्ये- ह । किन्तु प्योज्य विज्ञानममय ? इस 
तस्य शब्दस्य निधोरिताथविशेष- | शब्दका निधित अर्थविशेषसे सम्बन्ध 
विपयत्वमू,कतम आत्मेतीतिशवद्‌- | रखनेवाला होना तथा 'कतम आत्मेति? 


<<८«< 


चृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्एसि प बईफ. एन. बईप 2 बल बजट 2७- नए 3:2७, “वाई <>:0.2- “कई 2:2७. ब्या(:<:29%, "कर: ब् : 





स॒प्रश्नवाक्यपरिसमाप्त्यथत्वमू 
व्यवहितसम्बन्धमन्तरेण युक्त- 
मिति कृत्वा, कतम आत्मेतीत्ये- 
चमन्तमेव प्रश्नवाक्यम्‌, योज्यमि- 


त्यादि परं॑ सर्वमेव प्रतिवचन- 


मिति निश्रीयते । 
योध्यमित्यात्मनः प्रत्यक्षत्वा- 
आस्मनो विध्ान- लिर्देशः ) विज्ञान- 
मद्लव्शिपो सयों विज्ञानप्रायो 
वे बुद्धिविज्ञानोपाधि- 
सम्पकाविवेकाद विज्ञानमय इत्यु- 
च्यत -चबुद्धिविज्नानसम्पृक्त एव 
हि यस्मादुपलभ्यते राहुरिव चन्द्रा- 
दित्यमम्पृक्त' : बुद्धिर्हि सर्वार्थ- 
करणम्‌ , तमसीय प्रढीपः पुरोष्च- 
ख्ितः ; 'मनसा होव पश्यति 
मनसा श्रुणोति! इति द्ुक्तम्‌ | 
बुद्धिविज्ञानालोकविशिष्टमेव हि 


सर्वे तिपयजातमुपतछभ्यते, पुरो- 


' इसमें इति दराब्दका प्रश्नवाक्ष्यकी 
, समाप्तिके लिये होना किसी व्यत्रहित 
| सम्बन्धके बिना ही उचित है-ऐसा 

समझकर “कतम आत्मेति! इसके 
'इति अब्दपर्यन्त ही प्रश्नवाक्‍्य है, 
ध्योड्यम! इत्यादि आगेका सारा वाक्य 
उत्तर ही है-ऐसा निश्चय होता है। 


। आत्मा प्रत्यक्ष है, इसलिये प्यो5- 
' यम? (जो यह) ऐसा निर्देश किया 
गया हैं, विज्ञानमय-विज्ञानप्राय, 
| बुद्धि-विज्ञानरूप उपाधिके सम्पर्कका 
वित्रेक न होनेके कारण यह विज्ञान- 
मय कहा जाता है, क्योंकि जिस 
प्रकार राहु चन्द्रमा और सूर्यके 
सम्पर्कमें आकर ही उपलब्ध होता है, 
उसी प्रकार यह चुद्धिरूप विज्ञानसे 
सम्पर्क रखकर ही अनुभत्रमे आता हैं , 
अन्चकारमें सामने रखे हुए दीपकके 
समान बुद्धि ही सब प्रकारके व्यापारों- 
का साधन हैं, 'मनहीसे देग्वता हैं, 
' मनहीसे सुनता हैं? ऐसा कहा भी 
| है । जिस प्रकार अन्धकारमे समस्त 
पदाथ सम्मुखस्थ दीपकके प्रकागसे 
युक्त होकर ही उपलब्ध होने हैँ, 
' उसी प्रकार सारे पदार्थ बुद्धिस्प 


इआ्वग्यितप्रदीपालाकविशिष्टमित्र त- विज्ञाकेक आलछोकसे विशिष्ट होकर 


टी 


हु 
डे 


॥273 


कक 


3 ०१ 


|] 


_क 


28 के >> अन्न 


रे 


2 ०१ नव + प्रिनन 


अं 0, ७ 


०. कक 3 पक वानी 2» पक #क्ी ०. १००० 


का 40) बा 39 कं 3, पक & 3. जथ ५, पके मे 


$च्त 


पद 


पक का डक लक 


ह के ड़ १११४०५५ 


न 
हक] 
|| 


| 


की 


के +ाच-७क 


# १98] + 


बढ 
कक ब 4 & ० 
$+०११| ०५७१८, 


कई कक हक 


४ ०७०० » काकृकेलक के 
४5३६६ ७ +,)१६ ७» 


फैल | 
३) » 


+ 


३९ ६ 4६३ 


सफूत अजल्‍कक ७२-०3 १७७ + छा 


भ्म 


अल 


47 


७ 
अर 


+> 


4 


8 ऋण न्‍क. 
जज 4 ब 4 ॥। 


मना 


चर 


4। 


5 गण ' 


१.७६ 


) 
| 


री ३2 
प्र [६ 
९ 

प्र 

शत 4 

फ # ७ 
च 

रथ 

अल ना 
दर [१ 
कब 

कट तप 
हि ७5 

ऊ नल ७ ७३ 
4 

कक 
ष्दा न 
॥१ की 4... 
च 
० १2 बन 
का बक शक 
बऊ उक 
७ तय कक 
तन 
हा न 
१७ शी 
हा जन 
गन 
न 
२2 १5 
कक ९4 
>> 7 ९८८६ 
ही 
१ शः तन 
++ «० प्र 
नि 
के है कल 
$. भ॑े+ 
है काल 
बज न्जः के 
07 पे७: 
98 523 
४. औ> ॥7# 
कि के 
0 0 
ऊँढन हक है 
6 

पं ह्+न+ 
75 
8: 7 

न 
का. कब 


८०० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
(६ बा. ण८नफण ब्व्सिी बार बलि: 3७ कं ७ “ई-ज न ६८2०५ ९7०3७ «८3 “(.ज 
सामीप्यलक्षणा ; प्राणेपु हि | स्ामीष्य अर्थकों रक्षित करानेवाली 
जब इन ५ सती है# प्राणोंमें ही आत्माकी 
व्यतिरेकाव्यतिरेकता सन्दिह्मत ्त्ञगा या अभिन्नताके विषय 
आत्मनः 3 प्राणेषु प्राणेम्यों तविह होता है, अत. आणेए' 

७५... अश्थात्‌ प्राणोसे मिन्न है, क्‍योंकि 
व्यतिरिक्त इत्यथः ; यो हि येपु , जो जिनमें होता है, वह उनसे 
भिन्न होता ही है, जेसे पापाणोंमे 
होनेवाला वृक्ष [ पाषाणोंसे मिन्न 


यथा पापाणेप वृक्षः । ' होता है ] | 


हृदि तत्रेतत्‌ स्थात्‌ ; प्राणेपु प्राण 'हैंदि'-हृदयमें, वहों यह रहता 
न मिल है , प्राणोमें प्राणजातिकी द्व्ि 
जातीयेब व॒द्धिः सादित्वत आह- रे दी हि 
० थ> देन पुष्डरी रहेगी, इसलिये श्रुति कहती है- 
हच्छत्ठन >> 5 धर 
हथन्तागत | , ै हट 'हयन्त !। यहाँ ह्त्‌ः गब्द्से पुण्डरी- 
काकारा मांसपिण्डम्‌, तात्स्थ्याद्‌ | काकार मासपिण्ड कहा गया हैं , 
युद्धिहृत्‌, तस्‍्यां हृढि बुद्धा; अन्त- उसमे रहनेके कारण बुद्धि हत्‌ है, 
०५5 ८ 05 उस हतमें अर्थात्‌ चुद्विमे , “अन्त ? 
यालब्ात्तव्य ४2: श्र फ् प्रदणे - दुद्धिव्वत्तिसे 
रिति बुद्धिबृततिव्यतिरेकप्रदर्श- ' .€ बुद्धिदत्तिति उसकी मिन्नता 
नाथेम्‌ , ज्योतिस्वभासात्मकत्वा- प्रदर्शित करनेके ढिये हैं , प्रकाश- 
दात्मोच्यते ; तेन ह्यवभासकेन खरूप होनेके कारण आत्मा ्योति ? 
आत्मना ज्योतिपा आस्ते पल्ययते | कहा गया है , उस अ्रकाशखरूप 
कर्म कुरते, चेतनावानिव हाय॑ | हक चेतनावान-सा होकर 
८ ८ हा यह दहन्द्रियसद्यात 
कार्यकरणपिण्डः--यथा आदित्य- |“ सचात ससकेग्रकारामे 
हल ख्थित धटके समान रहता, इधर-उधर 
काणस्था घटः | जाता और कर्म करता है। , 
यथा वा मरकतादिमंणिः । अथवा जिस प्रकार परीक्षाक्रे लिये 
क्षीगढठिद्रव्य प्रक्षिप्तः परीक्षणाय, | दुग्वादि द्रव्यमें डाढी हई मरकतादि 


भवति, स तदयतिरिक्तों मवत्येतर- 


| जत ध्ृक्षेयु पापाण-' झा अर्य होता है-ूक्षके निकट पत्थर है | 


ग्राए्ण ३ ] शाएरभाप्याथ ८०१ 
नगद ७ ८०... ०८म५७० (7२२. ००८६७... ००. >> “र0. ब्यटम 2० (२-2 “रा >> २४०2. ० न 
आत्मन्छागमेव तत्‌ क्षीरादिद्रल्यं | मणि उस दुग्घादि दत्यको अपनी ही 

> पहन क्ती तिन दे 0 तो बोर देती £, उसी प्रकार 
फरात, रु तृदार ४0४3 0७7 कि ०22० हे 
8 '<7.. यह आत्मय्योति बुद्धि अर्थात्‌ हृदयसे 
गपहदयात्‌ सत्मत्वाद हम्नन्तस्थ- भी सूक्ष्म होनेके कारण हथण्पिण्डमें 
मपि हृदयादिक कार्यकरणसद्वतं ' सित छ्यादिक और देहेस्टियसदात- 
8 न न को भी अपनेसे अभिन्न करके आत्म- 
कत्य. आत्मज्यातिस्ठाय -ओतिको कान्तिसे युक्त ही कर उेती 
करोति, पास्म्पर्यण संध्मस्थल- है, स्योक्ति परम्पगंसे सूह्ष्म-स्थल 


तारतम्यसे यह सबकी अपेक्षा 
ताग्तम्पान्‌, सवान्तरतमत्वातू |... हम 


अन्तरतम है । 
बृद्धिस्तावन्‌ ख्वच्छत्थादान- | चुद्धि तो खरऊ है और आत्माकी 


"४१११० कि बे । 4 यु र्तिं छः हि चह त्त्म 
>भारत स्तर्याबात्मचेतन्य- मर्माफ्तिनी है, इसलियि वह आत्म- 


दे ज्योतिःप्रतिन्‍्छाया | "सकी प्रतिष्ायामे युक्त हो जाती 


5 8 220 है. हसीसे वितेकियाको भी पहले उर्स 
सबति; तेन हि विवेकिनामपि व्िवेकियोको लि उसीमें 
आन्माभिमानबुद्धि होती है ; उसका 


अर आत्मामिमानबृद्धिः पा भी समीषयर्तों होनेसे बुद्धिक्के सम्पर्क- 
तताउप्यानत्तयन्मिनोस चतन्या- , जे मन चेतन्यावभासता आती है 
वमासता, बुद्धिसम्पकोत्‌ू; तत | ओर मनका [डस्टियोसे] सम्पर्क होने- 
इन्द्रियेपु, मनःसंगोगात्‌:& ततो-, के कारण मनसे इच्ियोमे, किर 
इनन्तर गरीरे, इन्द्रियमम्पर्कीत। इच्द्रियोंका शरीरसे सम्पक होनेके 


पर गत कस ! कारण उनसे शरीरमे चेतन्यावमासता 
एवं पारम्पर्येण कृत्ख कार्यकरण- | ॥ जाती है ; इस प्रकार परमपरासे 


सह्तमात्मा चतन्यखरूपज्योति- | आत्मा सम्पूर्ण देहेन्द्रियसद्डातको 
पावभासयति । तेन हि सर्वस्थ | +तन्‍्यखरूप प्रकाशसे प्रकाशित कर 
गम | देता है; इसीसे सब्र लोगोंकी 
लोकस कार्मकरणसड्डाते तद्त्तिप हैं 
आजकल सी श / 6६ वेहेखियसद्धात और उसकी वृत्तियोंमे 
चानियतात्माभिमानबुद्धियेयावि- अपने-अपने विश्ेकके अनुसार अनियत 
वेक॑ जायते । ' आत्माभिमानबुद्धि उत्पन्न हो जाती है । 


४2 
८ण्र्‌ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


न्यर-+-2स्‍%. ब्या >:)2७. या 03७. नई जप बाई 29. ब्याई 2-४७. आए०-2:७- न्याई ०:७७. यम प्क- बह 2-23 नाई ५०3७ नाई 3०2७. 


तथा च भगवताक्त॑ गीतासु- 
“यथा प्रकाशयत्येकः कृत्ल॑ लोक- 
मिमं रविः । क्षेत्र क्षेत्री तथा कृर्ख॑ 
प्रकाशयति भारत ॥” ( १३॥ 
३३ ) “यदादित्यगत॑ तेजः” 
(१५ | १२) इत्यादि च । 
“तित्योडनित्यानां चेतनस्चेतना- 
नाम! (२|२। १४ ) इति 
च्‌ काठके । “तमेव भान्तमनु- 
भाति सर्वे तस्य भासा स्वमिदं 
विभाति” (क० उ० २।२। 
१६ ) इति च | “येन स्ये- 
स्तपति तेजसेद्धः” इति च॒ मन्त्र- 
बर्णः । तेनाय॑ हब्नन्तर्ज्योतिः । 





पुरुपः--आकाणबत्‌ सर्वेगत- 
त्वान्‌ पूर्ण इति प्ररुष:; निरतिश्नय 
चास्त स्वयंज्योतिष्ठम, सर्वावभास- 
कत्वात्‌ खयमन्यानवभासत्वाअ | 
से एप पुरुपः खयमेव ज्योतिः- 
सखभाव:, य॑ त्व॑ प्रच्ठसि---कतम 
आत्मेति । 

बाद्यानां ज्योतिपां स्बकरणा- 
स्वामन सं ब- लुग्राहका्णां प्रत्य- 

बहार पुलम्‌ म्तमये न्तःकरण- 

द्वारेण ह्द्यन्तर्ज्यातिः पुरुष आत्मा- 


ऐसा ही भगवानने भी गीतामे 
कहा है-“हे भारत ! जिस प्रकार 
एक सूर्य इस सम्पूर्ण लोकको प्रकाशित 
करता है, उसी प्रकार क्षेत्री [आत्मा] 
सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता हैं” 
“जो आदित्यगत तेज हैं [वह मेरा 
ही जानो ]” इत्यादि | “जो अनित्योमें 
नित्य ओर चेतनोमे चेतन है” ऐसा 
कठोपनिपद्मे भी कहा है और ऐसा 
भी कहा है कि “सब उसीके 
प्रकाशित होनेसे प्रकाशित होता है 
तथा यह सत्र उसीके तेजसे प्रकाशित 
हैं ।” इनके मिव्रा “जिसके तेजसे 
तेजोमय होकर सूर्य तपता है” ऐसा 
मन्त्रवर्ण भी हैं| अत यह आत्मा 
हटयान्तगत ज्योति हैं | 


“पुरुष ” आकाशक्रे समान सर्ब- 
गत होनेके कारण पूर्ण है, इसलिये 
पुरुष हैं . सबका प्रकाशक ओर 
स्वय दूसरासे अप्रकाय्य होनेके कारण 
इसकी स्वयप्रकाशता सबसे बढ़कर 
है | वह यह पुरुष, जिसके विपयम 
तुम पूछते हो कि “आत्मा कोन-सा 
है ” स्वय ही ज्योति स्वभाव हैं | 

समम्त इन्द्रियाकी उपकारक बाह्य 
य्यातियोके अस्त हो जानेपर हृदयके 
भीतर अन्‍्तर्य्योति खरूप पुरुष-पूर्ण 
आत्मा अन्त करणके द्वारा उन्द्रियोका 


प्राप्मण >े ] 


ज्व्व्ट 3 ब्की ले 2 बनें ०. न्कर् 32० बरर्ट 3० बू< ६2०० 


नुग्राहक्तः कर्णानामित्यृक्तम्‌ | 
यदापि बाय्र्णानुगाहकाणा- 
माठित्यादिज्योतिपां भावः, तदा- 
प्यादित्याडिज्योतिपां पराथेस्यात्‌ 
कायकरणमद्ातस्थाचेतन्ये स्वा- 
धानुपपत्ते. खाथज्योतिष आन्म- 
नो5नुग्रहाभावेष्य॑ कायकर्ण- 
सद्धातों ने व्यवहारय कल्पते 
आत्मम्योनिग्नुग्रहेणय हि सबेदा 
सर्वे: संब्यवहारः, “यदतद हृदय 
मनश्चतन्‌ सक्तानम्‌" ( ऐ० ड० 


३। 


: | २) इहव्यादिश्रुत्यन्तगन : 
स्बप्राणिसं- 
अभिमानहिंतुं च मर- 


कत्तमाणच्ष्टान्तनात्राचाम | 


साभिमानो हि 
व्यवहार: 


यत्रप्येवमतते, तथापि जाग्र- 
ठिपये सं्बकरणागोचरत्वादात्म- 
ज्योतिपो बृद्धयादिवाद्याभ्यन्तर- 


कायकरणव्यवहास्सन्निपातब्या- 


शापरमाप्याथे 


८०३ 


ज्कर्ट सं: 0० ० (९. बर्थ 22७... व्यरे ०. )0६क्‍७- बकट मे- 3७ ब्य्ट -- पवन 


उपकरक ऐ-ऐसा पहेए 
है। जिस समय बाय उच्द्रियोकी उप- 
पार आदित्यादि य्योतियाफी भी 
सता रहती हां. समय भी 
आदित्यारि स्यातिया परसर्थ होनेके 


काठ गया 


उस 


कारण आर का्पफरणमदात अचेतन 
हैं. उसेस्यि उसमें खार्वका भाव 


सम्भय ने हानेंसे चार्वग्याति (जिसका 
प्रसाथ अपने ही डिये ४ उस) 
आ माऊ़े अनुगर जे बिना यह ये स्ट्रिय- 
सझान ऊप्यहारंने समर्थ नहीं हो 
सता, सारा व्ययशगर संर्वठा आन्म- 
ग्योतिके अनुगझ्मे ही होता हैं, 
“जो यह एएय हे, बी मन है और 
बही संतान है” ऐसी एक अन्य 
श्रतिसि भी यरी सिद्ध होता हैं । 
प्राणियॉका साथ व्यवहार अभिमान- 
पूर्वक ही होता है ओर अभिमानका 
हेतु हमने मरकतमणिक्रे इ्थ्टान्तसे 
ब्रतग दिया है | 


यद्यपि यह बात ऐसी ही है 
तथापि जाग्रस्कालमे आत्मज्योति सारी 
ही इन्डियोकी अवियय तथा बुद्धि 
आदि बाग्र और आभ्यन्तर देह एच 
इन्द्रिय आदिके व्यवह्वारसमहसे चप्चल 


५ 


८९४2 


बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्यर्ट पे, बज, «रईस, “का >:299: नई 2:22. वा (2७ “कई (22% नई न्यरई2:-स्‍, 2-2 ब्यॉ्:2:-)00- बाई. 


कुलत्वान्न शक्यते तज्ज्योतिरा- 
त्माख्य मुज्जेपीकाव निष्कृष्य 
दर्शयितुमित्यतः खमे दिदशेयिपु 


प्रक्रमते-- 

स समानः सन्नभी लोकावलु- 
संथ्वरति | यः पुरुपः खयमेव 
ज्योतिरात्मा; स समानः सच्श 
सन्‌ू-केन ? प्रकृतत्वात्‌ सन्नि- 
हितत्वाब हृदयेन; 'हृदि'! इति च 


हच्छव्दवाच्या चुद्धिः प्रकृता 
सन्निहिता च; तसाात्तयव 
सामान्यम्‌ | 


कि पुनः सामान्यम्‌ ? अश्व- 
महिपवद विवेकतोा5नुपलन्धि': 
अवभासखा चबृद्धिः, अवभासकं 
तदान्मज्योति , आलोकबत्‌: अब 
मास्थावमासकयोतिवेकतो 5नुप- 
लब्धि' प्रमिद्रा: विशुद्धत्वादथा- 
लोकाप्यभाम्येन सब्णो भवति: 


यथा रक्तमतभामयन रक्तसच्शों 


| रहती है, इसलिये उस आत्मसन्नक 
ज्योतिको मेजमेसे सींकके समान 
निकालकर प्रथकरूपसे नहीं दिखाया 
जा सकता, अत उसे खम्मे 
। दिखानेकी इच्छासे श्रवि आरम्भ 
करती है | 


| 


वह पुरुष समान रहकर इस 
' लोक और परलोक दोनोंमें सश्चार 
' करता हैं। जो पुरुष खयमज्योति ख- 
रूप आत्मा ही हैं, वह समान-एक- 
जेंसा रहकर, किसके समान रह- 
कर * प्रकरण-प्राप्त और समीपतरर्ती 
होनेके कारण हयके , 'हदि' इससे 
“हत्‌! जब्ठवाच्य बुद्धि ही प्रकरण- 
प्राप्त है और बही समीपत्रतिनी भी 
है, अत उसीमे आत्माकी समानता 
रहती है । 

बह समानता किस प्रकास्की 
है ? ब्रोडे और भैसेके समान उनका 
अलग-अलग उपलब्ध न॒ होना, 
बुद्नि प्रकाव्य है और प्रकागञक्रे 
समान आत्मज्योति प्रकाशक हैं, 
प्रकाम्य ओर प्रकाशकका अलग- 
अलग उपलब्ध न द्वाना प्रमिद्ध ही 
हैं, क्योंकि प्रकान घुद्र होनेके कारण 
प्रकाव्यके समान हो जाता हैं, 
जिस प्रकार छाल रगकी बवम्तुको 
प्रकाशित करते समय वह 
छाल्के ममान-- छाल आकाग्याट 


ब्राह्मण ३ ] शाउरभाप्याथे ट्ण्ज 

ब्यर्ट 0... व्यय 0७. ब्यय न ब्वर्टं फ- ००-५०. ब्कॉन-20 कई |: न्कर-फ ब्_- 7०७० नारद - 20० बकरे: 23. नए 
गक्ताकारों भवति, यथा हरितं नील | हो जाता है | एवं हरे, नीले और 
लोहित॑ च अवभासयन्नालोकः | >ोहित पदा्वोकों प्रकाशित करते 


तत्ममोनों भेगति। तथा वि हो जाता है। इसी 


अवगत ' प्रकार बुद्धिको प्रकाशित करते 
वभासयन्‌ बुद्धिद्वारेण ऊ्ल छ्षेत्र- , यगय वह बुद्धिके द्वारा सम्पूण क्षेत्र- 


को प्रकाशित करने लगता हैं, यह 
ब्रात मरकतमणिक्रे दृष्टान्ससे बतला दी 
गयी हैं । इसीसे बुद्धिकी समानताके 
। द्वारा यह सबके समान हो जाता है। 
इसीसे श्रुति उसे प्मत्रेमय ' ऐसा 
अत यह मेजसे सींकके 
समान किसीसे भी अलग करके 
अपने य्योति खरूपसे नहीं दिखाया 
जा सकता | उसमे नाम-रूपकरे सारे 
व्यापारोका,. नाम-रूपमे ज्योतिके 
बंका, तथा आत्मम्यातिमे नाम-रूप- 
का आरोप करके सम्पूर्ण छाक् यह 
आत्मा है, यह आत्मा नहीं है. आत्मा 
ऐसे घर्मोच्राल हैं. ऐसे बमेत्राला 
नहीं है. कर्ता हैं, अकता है, शुद्ध 
है, अणुद्ध हैं, बद्ध हैं, मुक्त हैं, 


मवभासयति--इत्युक्त॑ मरकंत- 
मणिनिद्शनेन 
समानो बृद्धिसामान्यद्वारेण । 

'सर्वमयः इति चात 
वक्ष्यति: तेनामा कुतश्रित्‌ प्र- 


विभज्य मब्जेपीकाबत्‌ स्वेन , 


ज्योतीरूपण दर्णयितुं न शक्यत 


इति, सबन्यापारं तत्राध्यागेप्य 


नामरूपगतम्‌ , ज्योति्धम च 
नामरूपयो:, नामस्पे चात्म- 
ज्योतिषि, सर्वो छोक्ो मो- 
मुद्यत-अयमात्मा  नायमात्मा, 
एवंधमों नेवंधर्मों, कर्ताउकरता . 


शुद्गोष्णुद्धो बढ़ो मुक्तः, खितो ' व कल रद 
' स्थित हैं. गत है, आगत हैं, सद्रप 


गत आगतः, अम्ति नास्तीत्या- 
दिविकल्पः । 

अतः समानः सन्नभी लोको 
प्रतिपन्नप्रतिपत्तव्या इहलोकपर 
लाकाबुपात्तदेहेन्द्रियादिसइगत- 


तेन सर्वेण ' 


एव 


कहेगी. 


है. अमठ॒प है! इत्यादि विकन्पोसे 
अत्यन्त मोहित हो रहा हैं ।- 

अत यह समान रहकर प्राप्त 
इहलोक और प्राप्त करने योग्य पर- 


। लोक-इन दोनोमें प्राप्त देहेन्द्रिय- 


| सद्भातके त्याग और अग्राप्त देहेन्द्रिय- 


<*६ 


चृहृदारण्यकोपनिषपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


त्थागान्योपादानसन्तानप्रवन्ध- 
शतसन्निपातेरनुक्रमेण सश्वरति। 
धीसाच्व्यमेवामयलोकस श्वरणहे- 


तुर्न खत इति । 


तत्र नामरूपोपाधिसाहस्य॑ 
भा नरेब्रात्मन आन्तिनिमित्तं य्‌- 
उमरणदेव. त्तदेव हेतुने स्वतः, 


इहत्येतदुच्यते--यस्मात्‌ स समानः 
नन्‍नुभी लोकावनुक्रमेण सश्चरति- 
तदेतत्‌ प्रत्यक्षमित्वेतदशयति-- 
यतो ध्यायतीव ध्यानव्यापारं 
करोतीव, चिन्तयतीव, ध्यान- 
व्यापारी वृद्धि स तत्स्थेन चि- 
स्खभावज्योतीरूपेणावभास यन त- 
त्मच्शस्तत्ममानः सन्‌ ध्यायतीव, 
आलोकबठेव--अतो. भवति 
चिन्तयतीति अश्रान्तिलकिसस: न 
तु परमाथेतों ध्यायति | 

तथा छेलायतीय अन्यथ चल- 


तीव, नेप्चेत्र कर्णपु बुद्धघादिपु 


! सद्डातके म्रहणकी परम्परासे निरन्तर 
सेकडों सम्बन्धोंके ऋमसे सच्चार करता 
रहता है | तात्पर्य यह है कि उसके 
दोनो लोकोमें सन्चारका कारण 
बुद्धिकी सदृशता ही है, वह खय 
सम्बार नहीं करता | 


इस सच्चारमें, जो भ्रान्तिजनित 
नामरूपोपाधिकी सद्शता है, वही 
हेतु है, वह खत स्चार नहीं 
करता-यही वात अब बतलायी जाती 
है- क्योंकि वह समान रहकर क्रमश 
दोनो लोकोंमे सञ्बार करता है---यह 
वात प्रत्यक्ष ही है, सो श्रुति दिखलाती 
है-क््याकि बह मानो भ्यान करता 
है--“यानब्यापार-सा करता है,चिन्तन- 
मा करता है। तात्पर्य यह है कि वह 
प्रकाशके समान ही अपने चित्ख- 
भाव य्योति खरफसे स्यानव्यापार- 
बती बुद्धिकों तठस्थरूपसे प्रकाशित 
करता हुआ उसीके समान होकर 
माना स्यान करता है। इसीसे छोक- 


, को ऐसी भ्रान्ति होती है कि वह 


चिन्तन करता है। किन्तु वह वस्तुत 
यान नहीं करता | 

टसी प्रकार लेलायतीब'--मानों 
अधिक चलता हैं| उन इचियोंक 
अर्थात्‌ बुद्धि आठि बायुओके चढने- 


नाह्ण मे | 


था ग्थात पार्य 


“० स 


ब्यट2 ०८2. ८ > फेज ०9 नं+ 5० जले नहीं ५3 नयी 3 फत नर + न मीन 3 नर 32० नाव 2 ०- 


बायूपु न चहन्सु तंदबभासक- 
स्यान वस्माथ्यीं नंदिनि छेला- 
गनीय, ने तु परमारयतश्नलनभर्म 
सदास्मज्योनिः । 


सन्ग 


काय पुनरेनदबगम्यने, ननन्‍्स- 
मानराय थान्तिर पोभसलो कम छर - 
श्ग्ग्स्यावं मय 


णादिहेतन रन 


प्रदशनाय हतुसरपदिश्यन से 


जान्मा हि सग्गाने स्मन्तों भूस्वा, 
से बसा धिया समान, सा भीयंद 
सद भयति तनदसारपि मेयनीय: 
नग्गार मंदासी स्वप्तो भयनि स्थाप- 
पूर्ति प्रतिपयने थी, तदा सोर्ठाप 
खप्नर्लिं प्रतिययते; बदा भरी- 
जिज्ञागरिपति, लंदा असायपि | 

अत आह. खजम्ों थन्‍्द्रा खम्त- 
वृत्तिमव मासयन धियः स्थापबूस्या- 


कार भत्वेमं लोक॑ जागरितन्य- 


य् का को का कक 
चूत 232० ४१:८०-४६*९2--- 


॥ उद३] >वभाय 9 दि के रजग्ग 


नौ 

ज|क कल जे,  बबढब 2 26 नं ने से 
- उ्ई समन नाते पहला के 
>क 5 55 अं... 5 हि 
इगोगे मतों कवीक हट ला /॥ 


६३, दल चाी। 2 दिया समानाश३॥ 
हे रे ७ $ चर के 5 अप 
४4३० ६ | ४+ 5 $.७॥ । 
0 अल हब: 7 इक लक: 2 ५४ ४5४७ 
गधे हर, 6 कं, ७ रत 
कक 

गए नाई हर  ४५॥) 

न 
शी 5२ ४ १ ४ पी कि 2 | १ यो ई ॥ । | 


हर »ग रे 7 रर | 7१ 7 - है| भेग 
8३४३ न दीन | 

होठों # | का कल चाजा॥, 
रमन कग  /ै, क नि आजा 
29-40 25 सडक जम रु न्ञ्ञ 3] ५ 
6.) ग, मी त। माना मात भा 


का क्र न्‍+ का 
|] + हे ज्क के ही] न 
॥। गधा ।« इलए 4 छा खंनय 


# जान जिले समष 
ख्ानिया थाध होदी ४. उसे 
सन+ का. जात्मा भी स्कोगनिफ 
प्रात ।॥ जाना 2, और से समय 
चुद जगत जी उध्स पर्ती ४, उस 
सग्य या भी जागना सागसा है 


उसल्यि अति काली ४ म्मप्त 
पिकर -बुद्धिकी खभानिफो प्रकाशित 
बरता एओआ थायवात सप्नास्याकार 
' कर खछाोकिय एन आखीय यार 


ए९०० 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


विज्ञानमात्रमेव सालोकधघटादिवि- 


पयाकारमवभासते; यदेवम्‌, तदा 
न वाह्यो दृष्टान्तोडइस्ति, विज्ञान- 
लक्षणमात्रत्वात्‌ स्वस्थ | 

एवं तस्थेव विज्ञानस्य ग्राह्म- 
घन्पतादिमता- ग्राहकाकारतामलं 

नवाद परिकतष्य, तस्येव 
पुनर्वियुद्धि परिकल्पयन्तिः तदू 
ग्राद्मग्राहकबिनिमुक्त॑. विज्ञान 
म्चच्छीभृत॑ क्षणिक॑ व्यवतिष्ठत 
इति केचित्‌ । तस्यापि शान्ति 
केचिदिच्छन्ति; तदपि विज्ञान 
संबृतं॑ ग्राद्यग्राहकांगविनिमृक्तं 
अन्यमेतर घटाविवाद्यवस्तुवदित्य- 
परे माध्यमिका आचबश्षते । 

सर्वा एता' कर्पना बुद्धि 
विज्ञानावभासकस्थ 
ब्यतिरिक्तस्थात्मज्योतिपो5पहनवा- 
दस्त श्रेयोमार्ग मय प्रतिपक्षभ्ृता बे- 


नशितम 


दिकस। तत्र येपां वाद्यो5र्थो 5म्ति, 


के यटॉतलिय उिनानयादी दीोद्ोशा 


ही आलोकसह्ित घटादिरूप त्रिपयके 
| आकारमें मासित होता रहता हैं। 
| जब कि ऐसी बात है, तो वस्तुत, 
' कोई बाह्य दृष्टान्त नहीं है, क्योंकि 
स॒व कुछ विज्ञानखरूपमात्र ही है |# 
|. पिद्वान्ती-इस प्रकार उस विज्ञान- 
की ही ग्राद्य-प्राहकाकारताकी पूर्णतया 
कन्पना कर फिर उसीकी अत्यन्त 
शुद्विकी कल्पना करते हैं, वह ग्राह्म- 
ग्राहकमावसे रहित विज्ञान खच्छ 
, और क्षणिकरूपसे स्थित है-ऐसा 
। किन्हीं-किन्हींका मत है। कोई तो 
उस क्षणिक विज्ञनकी भी चान्ति 
। करना चाहते हैं, अविद्यासे आच्छा- 
दित वह विज्ञान भी घटादि बाह्य 
बस्तुओंकि समान ग्राद्य-ग्राहकाशसे 
रहित अज्यमात्र ही है-ऐसा दृसरे 
मा यमिक बीद्ध कहते है | 
ये सारी कब्पनाएँ बुद्विरूप 
' विज्ञानके अब्रभासक एवं उससे 
ब्यतिरिक्त आत्मय्योनिका त्याग करने- 
बाली हानेसे इस वेदिक कल्याणमार्ग- 
वी विनरया है। अब जिनके मतमे 
ब्रठादि वाद्य पदार्थकी सत्ता हैं, 


मत कद्म गया, दससे आगे इस समता 


पनुयाद यरते हुए थस्ययादी बीद्वोज़ा सत बसटाते ” । 


घ्राह़्षण ३ ] 


झाउग्भापयादशे 


ह० 
४ ॥ जग 


#5. . ० मद हु ८3.5... (८९०. «० फेज 


तान प्रत्युन्यति -न तावन स्था- 
त्मावभासकल्य॑ घटाद... तमझय- 
खितो घटादिस्तावन्न कदाचिदपि 
स्वात्मनावभाखते:. प्रदीषाया- 
लोकमंयोगेन तु नियमनवायभा- 
खमातनो दृएट' सालोझो घट रनि: 
संझ्िएयोगप घटालाकगारन्व- 
खमेबः पुनः पुनः संब्छेष 
विहलेप च विश्पदणनादू रजबद- 
बोगियि | अन्यत्वे च ब्यतिरिक्ता- 
वभासक्यमृ: ने खात्मनद 
खमात्मानमत्रमासयति । 

नहु प्रदीपः ख्ान्मानमेत्राव- 
विष्यनस्थ सययप्रशा- सीसयन्‌ दृष्ट इति। 
घल प्रलपइधने: ने हि. घटादिवन 
पयाल. प्रद्ीपठणनाय प्र- 
काशान्तरम॒ुपाददते लोकिकाः: 


तसात्‌ प्रदीपः स्वात्मानं प्रका- 
शयति। 

न, अवभास्यल्वाविश्वेपात्‌: 
तक्षिससनम यद्यपि प्रदीपो5न्य- 


स्थापभासकः खयमबभासात्मक- 


न. 


इन पादा कै हक ं- क्‍॥. 7 


हे पक > कबका . 5, कर नस 
हा "बच 8 | ह< ६4४ | | ह। पृ 
५ २ हर पा ७ (0 अक: उरअ 
से 7 ना, सचरैंन २०६ ४ कया: 
कह कर 
के पा व ब्रे- 84 पा 8 9 
| «हों, 9, 30526 धदावग 

आम पु श्र हर श 
ग्रे कि ली "छा है भद्गारा- 

« | थे ३7 ३०4४ चिआ।र्ं 
हम 


हम 
है धन 
प्रषशयित # 


हू 
ऊ$ भर 
् ई १३ १ 


ढ| जे नल ४, लि 


हि 


6: 


५ 

0 डे मल का कक 
$7 थेभे >* ॥क्औात मा के बुर- 
288 2 2000 यह 0 2०2 2 गा कआ 
मे दितयओ। 744+*##) - * 435१ 


कुंभ सभा पृत न्‍पूस, ४ ॥ब्व 
हु हनन क जप] आओ 

हारे [448 /लरर उनसे हल 
४7५ छ हट शनि 4 8.4 ॥#१ ००८८० ४ (५ 
[६४४ | रु घ हो । +१प पिया | के 
उसेफा भा ने प्रद्धारग प व का 
रद हि 7।5 अऋा० के कक >क ता कप कक का | पं आ भ्न्क 
कार वान्‍्य प्रदायक आ $। 4४ 
कि बँ बढ हे ७ बे 
छह जानता #. | राव #ा सं्वतया 
प्रशांनित ना बचाग्त | 


बच मर 
प७ वास दोष ता स्थे॥ £। 


अपना प्रझाशिन करता धना जाता 
९, क्योकि जाकिक पुरप यद्ादिकले 
समान दीपवाकी देखनये, लिये कोई 
अन्य प्रकाण ग्रहण नहीं करने, 


, इसलिये दीपऋ खथय ही अपनेकों 


प्रकाशित करता है | 
पिद्धान्ती-ऐसी ब्रात नहीं है, 
क्योंकि गरकाइ्यलमें दीपककी घटादिसे 
समानता हे, ययपि खय प्रकाश- 
खरूप होनेके कारण दीपक दृसरो- 


ण्ण्य्‌ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


८२0... २२... ८२२७. ८९२७०. ४९२७. «८६ ९६२०. ०९२२४. «९२२० «९2 ८52 ९२2. 
त्वात, तथापि व्यतिरिक्तचेतन्या- | का प्रकाशक है, तथापि घरटादि- 
चमास्यत्व॑ न व्यभिचरति, घटा- ें समान ही वह अपनेसे भिन्न 


दिवदेव यदा चेबमू, तदा 
व्यतिरिक्तावमास्यत्व॑ तावदब- 
अ्यम्मावि | 

ननु यथा घटब्चेतन्यावमा- 
स्पत्वेषपि व्यतिरिक्तमालोकान्त- 
रमपेक्षते, न त्वेव॑ प्रदीषोः5न्यमा- 
लोकान्तरमपेक्षते; तसात्‌ प्रदीपो- 
इन्यावभास्योषपि सन्नात्मानं घट 
चायमभासयति | 

न, स्वतः परतो वा विशेषा- 


भावात--यथा चतन्यावमास्थत्व॑ 
घटस्य, तथा प्रदीपस्थापि चेत- 
न्यावमास्यत्वमविशिष्टम्‌ । 
यत्तच्यते, प्रदीप आत्मानं 
घर्ट चावमासबरतीति, तठसत: 
कम्मात्‌ ? यदा आत्मानं नाव- 


भानयति, तदा कीच्णः सात ( 


' का त्याग नहीं करता, 


चेतन्यद्वारा प्रकाशित होनेकी योग्यता- 
जब कि 
ऐसी बात है, तो अपनेसे भिन्नसे 
प्रकाशित होना तो भनित्राय ही है । 


पूर्व ०-किन्तु जिस प्रकार चैतन्य- 
से अवभासित होने योग्य होनेपर भी 
घटको अपनेसे भिन्न दूसरे आलोककी 
अपेक्षा होती है, उस प्रकार दीपकको 
तो किसी अन्य प्रकाशकी अपेक्षा 
नहीं होती, अत अन्यसे अवभासित 
होनेत्राछा होनेपर भी दीपक अपने- 
को और घटको प्रकाशित करता है | 

सिद्धान्ती-नहीं, उसमे खत 
अथवा परत कोई भी गिशेपता नहीं 
है, जिम प्रकार घट चैतन्यसे अब- 
भासित होनेत्राछा हैँ, उसी प्रकार 
उसके समान ही दीपक भी चेतन्य- 
से अन्रभासित होनेवाला हैं | 

तथा ऐसा जो कहा जाता हैं कि 
दीपक अपनेको और घटकों भी 
प्रकाशित करता है, सो यह भी 


' टीक नहीं है, क्‍यों नहीं है? सो 


बतलाने है-जिस समय दीपक 
अपनेको प्रकाणित नहीं करता, उस 
ममय वह कसा रहता है? उस 


ब्राह्मण २. ] शाइरसभाष्याथ ९०३ 
ज्य्िफ, अपन न्याय वर पिग 2० कि ब्कॉ22० अरबलिपरक- वि: न्यास: बय्ट:2स्‍७ नाई”: ज्रट(2:.2- 


न हि तदा प्रदीपस्य स्वतो वा । अवस्थामें तो दीपकका अपनेसे अथवा 
घ जा, अन्यसे कोई भी अन्तर नहीं देखा 
परतो वा : कश्रिदुपल- 


जाता, अवभास्य तो वही होता है, 
स्थते; स हयवभासयों भवति, 


जिसमें अवभासककी सन्रिधि अथवा 
यस्ावमासकसनिधावसलिधी च | ते होनेपर कोई अन्तर देखा 


जाय | किन्तु दीपककी अपनेसे ही 
सन्निधि अथवा असन्निधि होनेकी 
कल्पना नहीं की जा सकती; अतः 
इस प्रकार कभी-कभी [ सन्रिधि अथवा 
असनिधिके कारण ] होनेवाले अन्तर- 
[के न होनेपर 'दीपक अपनेको 
प्रकाशित करता है? ऐसा मिध्या ही 
कहा जाता है | 


विशेष उपलम्धते; न हि प्रदीपरय 
स्वात्मसन्निधिरसन्िधिवों शक्ष्यः 
कल्पयितुम्‌; असति च कादा- 
चित्के विशेषे, आत्मानं प्रदीपः 
प्रकाशयतीति मृपेवोच्यते । 
चेतन्यग्राह्मत॑ तु घटादिमि-| . दीपकका चेंतन्यप्राह्म होना तो 
[0 | ४ घञादक दिवि समान त्त ह ॥। ' 
रविशिष्टं प्रदीपस; तसाद्‌ विज्ञान | सन ही हैं, अत 
नर ग हिक नदी विज्ञनके अपने ही ग्राह्म और ग्राहक 
सम्राह्मग्राहकत्वे न प्रदीषो । शेनेमें दीपक दृश्नन्त नहीं हो सकता। 
दृष्टान्तः | चेतन्यग्राह्मत्वं च वि- | हॉ, विज्ञानका चेतन्यग्राह्य होना तो 








ज्ञानस वाह्मविषयेरविशिष्टम्‌ । 
ले ८ 
चंतन्यग्राह्मत्वे च विज्ञान, 


कि ग्रह्मविज्ञानग्राह्मतव, कि वा 
ग्राहकविज्ञानग्राह्तेति.तत्र 
सन्दिह्यमाने वस्तुनि, योउ्स्यत्र 
इृष्टो न्यायः स कल्पयितुं युक्‍्तो 


न तु चृष्टविपरीतः; तथा च॑च्‌ 


बाह्य विषयोके समान ही है | 


विज्ञानकी चेतन्यग्राह्मता सिद्ध 
होनेपर भी क्या प्राह्म (ब्िपयविपयक) 
विज्ञानकी ग्राह्मता है अथवा ग्राहक 
( विपयिविषयक ) विज्ञानकी * इस 
प्रकार वस्तुके विषयर्में सन्देह होनेपर 
जो न्याय अन्य पदार्थेके विषयमें देखा 
गया है, उसीकी यहाँ भी कल्पना 
करनी चाहिये, दृश्न्यायसे विपरीत 
कल्पना करनी उचित नहीं है; 


००2 बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बस ००५२-९५... बर्लटट७- बाई 2७ न्यरई े:2:2- «कई 2८230 वय-<-बक ब्यई 2८220 ब्यई2८ ७ नई 2स्‍क- न्योईएल-फेक- न्याएए 2 
सति यथा व्यतिरिक्तेनव ग्राहकेण ऐसी स्थितिमें, जिस प्रकार अपनेसे 
, ४ व्यतिरिक्त ग्राहकके द्वारा बाह्य प्रदीपो- 
बाह्यानां प्रदीपानां ग्राह्म्॑ द्म्‌ की ग्राह्मता देखी गयी है, उसी 
तथा विज्ञानस्थापि चेतन्यग्राह्मत्वात्‌ प्रकार क्ज्ञिनकी भी चेतन्यग्राह्मता 
प्रकाशकत्वे सत्यपि प्रदीपवद्‌ होनेके कारण, प्रकाशक होनेपर भी 
. दीपकके समान अपनेसे मिन्न चेतन्य- 
च्यूतित्तकिततल्पाबत्क  अुक्त द्वारा ही ग्राह्मत कल्पना करनी 
कल्पयितुम्‌ , न त्वनन्यग्राह्मत्वम्‌; चाहिये, उसकी अनन्यग्राह्मता 
यश्नान्यो विज्ञानस्स ग्रहीता, स॒ (विज्ञानग्राह्मता) माननी उचित नहीं 
है, इस प्रकार जो विज्ञानका ग्रहीता 
है, वह आत्मा विज्ञानसे भिन्न ज्योति है। 
तदानवस्थेति चेन्न, ग्राह्मत्तव-. यदि कहो कि तब तो अनवस्था 
हो जायगी, तो ऐसी बात नहीं है | 
| किसी वस्तुका ग्राह्म होना ही उसके 
तवे लिझ्मुक्त न्‍्यायतः; न ग्राहकके अन्य पदार्थ होनेमें न्‍्यायत 
लिड्न कहा गया है, किन्तु उस 
आत्माके अव्यमिचारी ग्राहकत्तर ओर 
न्तगस्तित्वे वा कदाचिदपि लिड्०े) उसके किसी अन्य ग्राहकके अम्तित्वमे 
कभी कोई लिट्ठ होना सम्भव नहीं 
' है, इसलिये उस अनबस्थाका प्रसग 
प्रमड़ः | नहीं हो सकता | 

विज्ञानस्थ व्यतिरिक्तग्राह्मे. यदि कहो कि विज्ञानको किसी 

। अन्यसे ग्राद्म माननेपर इच्द्रियान्तरकी 
अपेक्षा होनेके कारण अनवस्था होगी 
ल्, नियमाभावात्‌--न हि सर्व- 7 ऐसी वात भी नहीं है, क्योकि 
दि । ऐसा नियम नहीं है-सर्चत्र यही 

त्रायं नियमी भवति; अत्र ' नियम नहीं होता, जहाँ किसी अन्य 


आत्मा ज्यातिरन्तरं विज्ञानात्‌ | 


मात्र हि तदग्राहकस्य वस्त्वन्तर- 


त्वेकान्तता ग्राहकन्वे तद॒ग्राहका- 


सम्भव॒ति; तस्मान्न तदनवखा- 


करणान्तरापेक्षायामनवस्थेति चे- 


च्राह्मण ३२ ] 


शाउरभाप्यावे 


पद 
४ 


ब्र्टट 2०, रस ब्यपल बा(म 0 ब्यर्टस0 ८ २ब<पे 2 बा५202. नगर फन न्ग्यें> प्र, नये > ८न चूस 


वस्त्वन्तरेण गृद्यते वस्लन्तरम्‌, 
ततन्न ग्राह्मग्राहकन्यतिरिकतं कर- 
णान्तरं स्ादिति नेकान्तेन नि- 
यन्तुं शक्यते, बेचित्र्यद्शनातः 
कथम्‌ ? घटस्तावत्‌ खात्मव्यतिरि- 
क्तेनात्मना गृह्मते; तत्र प्रदीपा- 
दिरालोको ग्राह्मग्राहकव्यतिरिक्त 
करणयू; न्‌ हि प्रदीपाद्यालाको 
पटंंशथक्षुरंशो वा। घटवच्चश्षु- 
ग्र्नित्पेषषि प्रदीप, चद्ु: 
प्रदीपव्यतिरेकेण न वाह्ममालो- 
फेथानीय॑ किखित्‌ करणान्तरसपे- 
क्षते | तसान्नेव नियन्तुं शक्य- 
ते-यत्र यत्र व्यतिरित्तग्रहमल 
पत्र तत्र करणान्तरं ख्वादेवेति। 
तसाद विज्ञानस व्यतिरिक्तग्राहक 


बे के. कक व्क केक नि] 
लुन कक न >> के ० "यह है 
बलुन कोई डसय महं॥ई कुगी 5 


200 30 लग, लि 60 7 कै 288 कि 25 
जता हैं, पाँ ग्राव। -४र२ ५४7 


भिन्न का न्ट्टा हि व | विता। 
चाहिय-ऐमा कट अनिय्स वि 
नहीं किया जा सता, उप इसने 
विचिन्नता देसी जानी 7, ६ 

प्रकार ” भा इतने £. 3१2 


ञप कथा डी ल की 
अपनस बिक्त आम्माक द्ाख गायाए 


होगा न्हक 3 ० चछ के 7: के को का 7 6 उक क 
होता ही हैं, पर गग  र 77- 


जज हो के ख् 
समन फ्रामाद प्रजाध उस 
करण हे, 


फ्योजि. प्रदीधरि 
आलक न घद्का अत ई 

नेत्रका ही, किन्तु दापझ 
समान नेत्से ग्राद्य हानेदा भी भेज 
और दीपकमे स्यतिरिकि बाद प्ररृष्श- 
सानीय किसी अन्य ऋरणऊी अपेशा 


१० 
53. 


््च्य 
47. १६ 


नहां वरता | इसडिप सा नियम 
नहीं किया जा सकता कि जहा-नहों 
अपनेसे भिन्न वस्लुद्गरा आता होनी 


है, वहों-बहो कोई अन्य करण हना 


प्राहृमत्वे न करणद्वारानवखा, नापि | दी चोहिये। अत* विज्ञानकी व्यनि- 


ग्राहकलद्वारा फेंदाचिदप्युपपाद 


रिक्तप्राहकग्राद्मता होनेपर भी नतो 


पितुं शक्यते; तसात्‌ सिद्ध वि. और ने आहकचके 


जानव्यतिरिक्तिमात्मज्योतिस्तर- 
मिति। 


हारा ही कभी अनवस्था सिद्ध की जा 


' सकती है; अत: विज्ञानसे पृथक आता 


ज्योति दूसरी ही है-....ह सिद्र हुआ। 


००६ बृहदारण्यक्रीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्वटस3. ब- 3 ब्र्टि- 3 ब्यर्ट 2» ब्कर सब बकत ०० बर्टिन- 2७ “2 ब्यर्ट 72० बाई 020. "कई -3. 


ननुनास्तयेव वाह्योर्ष्थो 
#०नाशएर- घटादिः प्रदीपो वा 
प्र घप ए सम्थमागे- विज्वानव्यतिरि- 
पाधनतनिरामभ क्त;, यद्धि यदव्य- 
निरकेण नोपलम्यते, तत्तावन्मात्रं 
वस्तु दृष्टमू--यया स्वम्नतिज्ञान- 
ग्रा्यं घटपटादिवस्तु 
सानव्यतिस्केणानुपलम्भात्‌ खम्न- 
घटप्रदीपाद। स्वप्तवित्ञानमात्र- 
तावगम्यने, तथा जागग्तिषपि 
पटप्रदीपादेजाग्रद्िज्ञानव्यतिरेके- 
पानुपलम्भाआग्रदितानमात्रनतर 
युक्ता भयितुम । तम्मानह्नास्ति 


खम्तवि- 


घाथोई्यों घटप्रदीपादि:, वितान- 
मायमेय तू सयम्र: तत्र बदक्तम-- 


वितानस्थ ख्यनिरिक्तावभास्थ- 


स्वाद. विश्ञानब्यनिरिक्तमम्नि 
ज्योतिरन्नरं धटाडेग्विनि, 


यु 
तानस्म: प्या 


सन्मिथ्या, सयमस्थ गिशानमात्रस्ये 
रणास्तावायाव । 
ने, गायचाउदम्थृपंगमाल -- 


विज्ञानवादी-किन्तु घटादि अथवा 
दीपक-आदि कोई बाह्य पदार्थ 
विज्ञानसे ब्यतिरिक्त तो है ही नहीं, 
जो वस्तु जिसके त्रिना उपलब्ध नहीं 
होती, वह तत्खरूप ही देखी गयी 
है---जिस प्रकार खम्तविज्ञानसे गृहीत 
होनेवाली घट-पटादि वस्तु खम्विज्ञन- 
से अल्ग उपलब्ध न हानेके कारण 
सप्नदष्ट घट-प्रदीपादिकी खप्नविज्ञान- 
मात्रता ज्ञात होती हैं, इसी प्रकार 
जागरित-अवस्था्में भी घट एव 
प्रदीपादिकी जाग्रद्विज्ञानकेके सिवा 
उपलब्धि न होनेके कारण जाग्रद्दि ज्ञान- 
मात्रता ही होनी उचित हैं । 
अत घट एव प्रदीपादि बाय पदार्थ 
४ ही नहीं, सत्र छुट विज्ञान- 
मात्र ही है; ऐसी म्वितिम जो यह 
क्ट्टा गया कि पटाटिके समान विज्ञन 
भी अयनेसे मिन्न साक्षीद्वारा भास्य 
४, टसडिय उससे ब्यतिरिक्त कोई 
अन्य य्योति है, सो या टीक नहीं, 
जब सभी गिज्ञानमात्र है, तो 
[ उसमें भिन्न काई अन्य य्योति ९, 
इसमे ] कोट इशास्त नहीं ह। सकता | 

सिद्यान्त/- ० सी बात मत कया, 


+ 


श्र ना 
तक सुम आंयायका साला स्थवा- 


९०७ 
ब्राह्मण ३२ । शाइरमभाष्याथे ० 
ज20७- नह: बॉर्टड2७-- बॉ बिग. जि: नए नई ि-प०० बरस ऑॉ्प्टस बापििफ बिन 
नतु बाह्योधथों भव॒ता एकाल्तेनेव | कार करते हो वहॉतक तो है ही। 
तुम सर्वधा ही बाह्यार्थ नमानते हो- 


नाम्युपगम्यते; ऐसी बात तो है नहीं । 


ननु मया नास्युपगम्यत एव । विज्ञान ०-हाँ, मैंतो नहीं ही 
मानता । 
न, विज्ञानं घटः प्रदीप इति च | तिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि (विज्ञान, घट, प्रदीप? इत्यादि 
शब्द और इनके अर्थ प्रथक्‌ हैं, 
जबनक ऐसा है, तबतक भी तुम्हें 
बाह्य अन्तर अवश्य खीकार करना 
होगा | यदि विज्ञानसे भिन्न कोई 
चेदम्युपगम्पते, विज्ञानं घट; | अन्य पदार्थ नहीं माना जायगा तो 
बमादीनां विज्ञन, घट, पट इत्यादि शब्दोका 
पट इत्ये शब्दानामेका- दक िगनिगार ही जगत 
थेत्वे पर्योयशब्दत्ब॑ग्रामोति । इनका पर्याय शब्द होना सिद्ध होगा। 
तथा साधनानां फलस चैकत्वे, | ० आदत कर 
एकता होनेपर तो साध्य-साधनरूप 
साध्यसाधनभेदोपदेशशास्रानथे- | मेदका उपदेश करनेवाले शास्रकी 
! व्यरथताका प्रसग उपस्थित होगा, 
क्यप्रसद्भ।; तत्कतुरज्ञानप्रसड्ो गे | 

रह) तरजञानपसज्लो | तथा उनके रचयिताओंके भी अज्ञान- 

षा। का प्रसंग होगा | 
किश्वान्यत्‌--विज्ञानव्यति- | इसके सिवा दूसरी बात यह है 
वादिग्रतिवादिवाददोषा कि वादी-प्रतिवादीके वाद और दोष 
रेकेण वादिभ्रतिष - | ये विज्ञानसे' व्यतिरिक्त ही खीकार 
भ्युपगमात्‌; न ह्यात्मविज्ञानमा- किये जाते हैं, वादी और प्रतिवादी- 


हि के वाद अथवा दोष-आत्मविज्ञानमात्र 
प्रमें वादिप्रतिबादिवादस्तहोषो | ही नहीं खीकार किये जाते; क्योंकि 


शब्दाथपृथक्त्वाद्‌ यावत्‌, तावदपि 
वाह्ममरथोन्तरमवश्यमम्युपगन्त- 
व्यम्‌ । विज्ञानादथोन्तरं वस्तु न 





ष् पा हद ५४ ०४ करीपाॉनएद ञअ न ध्याय 2 
ध०८ चहदारण्यक रू अआ८ 2 
ऑर्टे ० बजट बज जब +. ७ बकरे न. यि-७- बका 22०० «(०-७७ "कई >० 2००. आई... ब्क2 नर्ि न पक 


वाभ्युपगम्यते, निरकतव्यस्थान 
प्रतिवाद्यादीनाम: न द्यात्मीय॑ 
बितानं निगकतेव्यमस्यूपगम्पते, 
स्वयं वा आत्मा कचितः तथा 


चमसतिसब्रसंव्यवहास्लोपप्रमड़: | 

न च प्रतिवाद्रादयः स्थात्मनय 
ग्रूपन्त टत्यम्युपगमः: ब्यति- 
रिक्तग्राया हि नेष्भ्युपगम्पन्त । 
तम्मात तन संममेय व्यतिरिक्त- 
जाग्रडिपयत्वात . 


ग्रा्य बम्स्‌ 


जाग्राम्तु प्रतियायादिबदिति 


सुलभा इृश्शान्तः: सन्तत्यन्तस्बद 


पितानानतसखशेति। तम्माद विता- 


प्रतिवादी आदिके लिये इनका निरा- 
करण करना आध्रग्यक होता है, 
क्रिन्तु किसीके भी लिये अपना 
विज्ञान अयवा स्वय आत्मा ही निग- 
करणके योग्य नहीं होता, यदि 
ऐसा हो तब तो सब प्रकारके सम्यक्‌ 
व्यवहारके लोपका ही प्रसंग उपस्थित 
हो ज्ञाय | 

प्रतिवादी आदि विज्ञानरप आत्मा- 
में ही ग्रहण किये जाते हँ-ऐसा 
विज्ञानवादीकों खीकार भी नहीं है, 
वें अपनेसे भिन्न वादी आदिके द्वारा ही 
ग्रहण क्रिय जाते है--ऐसी मान्यता 
| अन उन्हींके समान सत्र वस्लुऐं 
अपनेसे भिन्न ग्राहवद्ारा ही ग्राद्य हैं, 
क्योकिय जाग्रतके उिपय हैं, जाग्रत- 
धाटफी बस्तु ग्रतियादी आदिक्रे 
समान टस प्रफार यह [प्रितित्ञा ऑर 
ज्तुमटित ] इणन्त खुछभ है, ट्सके 


म सन्‍तान तथा दूसरें 


ट्रक अाफ 
५ 


पियानक समान भी थे वस्चुए अपने- 
मे भिन्न ग्रणवद्वाग प्राण करने 


याग्प ४ |# अत विज्ञानतादी भी 


ल्‍> उ>«७०*-. स्तान >> 77# 2. चानया तय -> 
टइ५मा से सास सं दे पास ज्गगानया तथा उस उश्ा हक 


& कक कल के हैः स्पल रे पम्प ५५७ रे न मे ्र 
ह बह | नो आग ४ गे।। उसी धर नीटादि पदार्थ लीर उनों 


है] 


है प्रशाशत शा माह लगा नी जनुमान 


कर ड़ 


2 
न्द्राजा जिन -+क उभए >>ते >४7 
कक "ता दार न्द् रैक 


ब्राह्मण ३२ ] शाउरभापष्याथे ९०९, 

नक्सल: नई ०2७० «कर्द 22७ बऑ>:2:४७- बॉ गे: ७- «कई २720७. व्के:2८- ई>प0)% "यार: 2७. «कई (न: ब्या्ल2 बईपव०. 
नवादिनापि न शकयं विज्ञानव्य- | विज्ञानसे प्रथक्‌ अन्यज्योतिका निरा- 

तिरिक्त ज्योतिरन्तरं निराकतुंस्‌ | | करण करनेमे समर्थ नहीं है । 

से विज्ञानव्यनिरेकाभाबाद- | यदि कहो कि स्वप्तमें तो विज्ञान- 

के सिवा दूसरी वस्तुका अभावहै तो 

है ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि 

वस्लन्तरत्वोपपत्ते:-भवतेव तावत्‌ | अभावसे भी भावका भिन्न वस्तु होना 

स्वप्ते घटादिविज्ञानस्यस भाव- | तो सिद्ध होता ही है-स्वप्तमें घटादि 


भ्युपगतमू: तदस्युपगम्य । तिज्ञानकी भावस्वरूपता तो आप भी 
भूतत्वमभ्युपगतमः तदस्युपगम्य ' कक कहर 
तिरेकेण 5 8 _ | स्तरीकार करते ही हैं, वेसा मानकर 


स विज्ञानविपयों घटादियद्रभावों त्रतलछाया जाता है, उस विज्ञानका 
दि विषय अभाव जा अथवा भाव 
यदि वा भावः स्यात्‌, उसयथापि | घटादि अभाव हो अथवा भा 


का / दोनों ही प्रकार घटादिविज्ञानकी भाव- 
पटादावज्ञानस्य सावभू तत्वमस्यु- रूपता तो मान ही छी गयी, उसका 


पगतमेव; न तु तब्निवतेयितु | तो निराकरण किया नहीं जा सकता, 
शक्यते, तन्निवर्तकन्यायाभावात्‌ | | उसकी निदृत्ति करनैव्राडी 
कोई युक्ति नहीं है। इससे सबकी 
जशून्यताका निराकरण हो गया। तथा 
अत्यगात्मग्राह्यत चात्मनो5ह- | आत्मा अहम! इस प्रकार प्रत्यगात्मा- 
द्वारा ग्राह्म है-ऐसा मीमासकोंके पक्षका 
भी खण्डन हो गया ।# 
यत्तक्तम्‌, सालोकोउन्यश्रान्यश्चव | ऐसा जो कहा कि प्रकाशसहित 


घटो जायत हि दूसरा-दूसरा घट उत्पन्न होता रहता 
जायत इति, तदसत्‌, है, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि 


क्षणान्तरेडपि स एवाय॑ घट इति | दूसरे क्षणमे भी 'यह वही घट है? 
ममजषकफक्क्ऊ----- लड़ 





युक्तमिति चेन्न, अभावाद पि भावस्य 





॥] 


एतेन स्वस्थ शल्यता प्रत्युक्ता | 


मिति मीमांसकपक्ष्‌: प्रत्युक्तः । 








# क्योंकि एक ही आत्माका ग्राह्म और ग्राहक उभयरूप होना सम्भव नहीं है| 


७ न््ठ 


चूददागण्यकीपनिएद 


[ अध्याय ४ 


ब्कर्टे. 3० बम. बटत-9 ब्यर्ट से: पक बन" 2० बन 3० बट 3: बल बन: क न 2:2७. अर्2-20 बाई": जाए 77 


बन्यभितानातः साब्च्यात्‌ प्रत्य- 
भितान॑ क्रत्तोत्विवकेशनखादि- 
प्विचेति चन्न, नत्रापि क्षणिकन्च- 


स्थासिद्धल्वान, जात्येकत्वाच् | 

कतपू पुनरुत्थितिपु च 
केशनखादिपु केशनखत्वजाते- 
रेकचाव केशनखत्यप्रत्ययम्त- 
न्रिमिनोईभश्रानन एव । न 
हि ट््यमानल्नोन्यितकेशन- 
खादिप ब्यक्तिनिमित: से 
एवेति प्रत्ययो मयति: केख्चिद 
दीघकालस्यवहितच्प्टेपु च तुल्ब- 
परिमागपु,  तनन्‍्कालीनवालादि- 


तुनग हम केशनखाया टतनि- 


अन्यवा भवानत, ने तुत एवानः 
घधटांदप 


पुन्मति से एवेति 


प्रत्पपय नन्याल्न समा सष्टान्तः | 


ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती हैं. यदि कहा 
कि काट देनेपर पुन बढ़े हुए केश 
और नखादिक्रे समान उन पढोंमें 
समानता होनेके कारण ऐसी प्रन्य- 
भिज्ञा होती है तो ऐसी बात भी 
नहीं है, क्योंकि वहों भी उनकी 
क्षेणिकता सिद्ध नहीं की जा 
सकती, टसके सित्रा उन केश और 
नसादिकी एक ही जाति होनेके 
कारण भी ऐसी प्रत्यमिज्ञा होती है | 

काटे हृए और पुन बढ़े हुए केश 
और नस्पादिकी केशत्व और नसाव- 
स्प्पसे एक ही जाति होनेके कारण 
उमसे होनेयाली केशस्त और नखबकी 
प्रतीति अश्नन्त ही है। साक्षात्‌ 
काट और बढ़े ह० केश एवं नखादि- 
में “यह बढ़ी ७! ऐसी प्रतीति ब्यक्ति- 
के विये (एक-एक नग्स या केशके 
डिप ) नहीं होती | किसी-किसीफो 
दीयकालके पश्चात्‌ देसे हृए समान 
परिमाणवारे केश-नगादिम तो थे 
केश ओर नरगगादि उस समयके केश- 
नगादटिके समान #-ऐमा प्रस्यय 
होता है, परन्तु पे कटी ४! ऐसा 


न कई न न रु 
नी होता किन्तु बठादिम ता 

##बह न्जाईर -ह छः प्रलद्प हे कु 
ध्या बट: सा प्राय पाता ४8 
डेसाउप उठ इझटफर बट हुए का 
णाडया। हहन्य टठाय ना # | 


ब्राह्मण ३ ] 


शाउरभाष्याथ श्र 


ब्बट 2 ब्रा व ब्ापच 9 न्बापम का बॉ बाप बा णापन20.. ब्य(2-2- बर्प2 रपि2- 


प्रत्यक्षेण हि प्रत्यमिज्ञायमाने 
वसस्‍्तुनि तदेवेति, न चान्यत्यम- 
नुमातु युक्तम , प्रत्यक्षविगेधे लिड् - 
स्थाभासल्ोपपत्ते!ः. साचञ्य- 
प्रत्यवानुपपत्तेय, ज्ञानस्य क्षणिक- 
त्वात; एकस्य हि वस्तुदशिनो 
वस्लन्तरदजने सा्च्यप्रत्ययः 
स्पात; न तु वस्तुदर्शी एको 
वस्त्वन्तरदशनाय प्षणान्तरमव- 
तिए्ठते, विज्ञानस्थ क्षणिकत्वात्‌ 
सकृद्वस्तुदशनेनेव क्षयोपपत्तेः । 
तेनेदं सच्शमिति हि. साहय्यप्र- 
त्ययों भव॒ति; तेनेति दृष्सरणम्‌, 


३ # 


इदमिति वतेमानग्रत्ययः; तेनेति 
दृष्टं स्मृत्वा, यावदिद्मिति बते- 
मानक्षणकालमवरतिप्ठेत।. ततः 
क्षणिकवादहानि;; अथ तेनेत्ये- 
वोपक्लीणः स्ार्तः प्रत्ययः, इृद- 


मिति चान्य एवं वातंमानिकः 


यदि किसी बस्लुके विपयमे प्रत्य- 
क्षतया ऐसी प्रत्यभिज्ञा होती है कि 
यह बही है तो उसके अन्य होनेका 
अनुमान करना उचित नहीं हैं, 
क्योकि. प्रत्यक्षे ब्रिरोध होनेपर 
लिएका आभासत्व सिद्ध होगा, तथा 
तान क्षणिक है. स्सलिये सदशनताका 
भान होना भी सम्भत्र नहीं हें। 
एक ही वस्तृदशंको क्रिसी दूसरी 
बलतुक्के देग्वनेपर साट्य्यप्रस्यय हो 
सकता हैं। और [ तुम्हारे मिद्दा- 
नतानुमार] एक चस्लुदर्शा दूसरी 
ब्स्तुको देखनेके लिये दूसरे क्षणपे 
रहता नहीं है, क्योंकि विज्ञान क्षणिक 
होनेके कारण उसका एक बार वस्तु 
टेग्वनेसे ही क्षय होना सिद्ध हो जाता 
है। पयह उसके समान है! ऐसा 
साद्य्यप्रत्यय हुआ करता हैँ, “उसके! 
यह पहले देखे हुएका स्मरण है और 
ध्यह! इस पदसे बतेमानकी प्रतीति 
होनी है, यदि ५तेन! इस प्रकार 
पहले देखे हुएको स्मरण रखकर 
टेखनेवाला “इदम! ऐसे अनुभव- 
, पर्यन्त वर्तमान क्षणकाल्तक रहेगा तो 
| क्षणिक्वादकी हानि होगी, और 
यदि ५तेन? इतनेहीसे स्मृतिज्ञान क्षीण 
| हो गया और 'इदम? ऐसा दूसरा ही 
| वात॑मानिक ज्ञान क्षीण होता है तो 


च्ा 


छ 
] 


हर 


गई न पल बर्टे 3 पक ब्कॉर्ट +-पक च्ये>+.2७.. 


प्रव्यव* क्षीयते, ततः साच्य्यप्र- 
रो 3 5 9 न | 
स्ययानुपपत्तिस्तेनई॑ सच्यमिति , 


अनेकदशिन एकस्थाभावात्‌ः 
व्यपदेशानुपपत्तिश्व - द्रष्टन्य- 
दर्शननवापक्षयाद वित्तानस्थेद प- 
य्याम्यदो5ट्राक्षमिति ब्यपरदणानु- 
पपानि , दृष््ता व्यपदशक्षणा नव- 
स्यानानः अथायतिष्टत, श्षणिक- 
यादहानि; अवाच्ट्यतों व्यप- 


देश साट्य्मग्रस्ययथ, तदानी 


जान्मस्स्थेय रूपयिश्पन्यपदेश- 
ग्सन्माह्य्यप्रत्यवथः संबमन्धपर- 
ग्परेति प्रमम्येत सयगणासप्रणय- 
नादि; ने चेनदियनते: अफ्नता- 

गमऊनप्रिप्रणाग्दोपी नु प्रसि- 
एयग छगयादे । 


चटपटा & 4 हक )-३०७०-०ाा०-३-क कु" 6% जय 
2 वरद्5 


टेतु प्रयुत्तिस्मदि 
मे एर एय हि खा छायन प्रस्ययो 


बहृदारण्यफीपनिपद 
नए आग फत- न 2 नई स--3क व्याई:.20- नई... ब्यॉर्ट ०300. 


[ अध्याय ४ 


ऐसी अवस्था साह्य्यज्ञान होना 
सम्भव नहीं है, 'क्योंकि यह उसके 
समान हैं? इस प्रकार इस और उस] 
अनेक वस्तुओंको देखनेवाला कोई 
एक नहीं है । 

[ विज्ञानकी क्षणिकता माननेपर ] 
व्यव्रह्टारकी भी सिद्धि नहीं हो सकती, 
क्योंकि पिज्ञान तो उणव्यको देखकर 
ही क्षीण हो जाता हैं । 'म यह डेखता 
हैं? मेने इसे देखा ऐसा व्यपरहार 
सम्मत नहीं है, क्याके जा देखनवाला 
हैं, श्रह ऐसा कहनेके क्षणम नहा 
हता यदि मानें कि रहता हैं तो 
नणिकबयादकी हानि होती हैं. यदि 

कथन न देगनेयालिया हैं और 
कटा कि उमसीझो साइ्य्यप्रयय होता 
हैं ता उस अय्म्थाम वह जन्मान्वका 
रुप विश्वपफथन और उमीफा सा ब्य- 
गगन होगा, तब ता सज् बु द्के शास- 
प्रभपानाद सत्र-क-सत्र अस्वप्म्परा 
ही “मा कानेका प्रमंग होगा, 
जग या बात 5उष्ट नहीं है, इस 
थ गिकाादस बिना किसकी प्रासि और 


कझि+्र 5उका नाझ-य दो दांव नो 


अएफ निर्टशशया /तु पृप्र सर 


[हर समान एक 


हे ७, 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाषप्याथे ९प्रे 
ब्कॉ्टि? पे या) नई नाईक प्कॉर्े: 2), च्यई<0॥७- ब्यॉ 22० नए 72 ब्यॉ्प--2७० ०-20. ब्यर्ट 2:3० ना .2०० 
जायत इति चेत्‌, तिनेदं सच्शम! | ही ज्ञान होता है तथा 'उसके समान 
यह है? ऐसा भी प्रत्यय होता र-यदि 
यह कहो तो ठीक नहीं, क्योंकियर्त मान 
मिन्नकाललवात्‌-तत्र वर्तेमान-| और भूत तो भिन्न काल उनमें 
अन्चलाका अवयवरूप एक वर्तमान 
प्रत्यय है और दूसरा अनीन प्रस्यय 
अतीतश्चापर, तो प्रत्ययों | है । थे दोनों प्रत्यय भिन्रकालिक ? ; 
यदि वह झज्नलाक्रे समान फ्रयय 
| उन दोनो प्रत्यवोक्े वरिपयेकों स्पर्श 
स्प॒कू चेच्छुलडलाप्रत्ययः, ततः | करनेवाला है तो एक ही पितानके 
दो क्षणोम व्यापक होनेके कारण 
पुनः क्षणिकवादवी हानि हाती 
पुनः क्षणवादहानि।। ममतवता- हैं तथा मेरा-लेश आहि भ्ेद्का 
दिविशेषानुपपत्त पि पी उपपत्ति न होनेके कारण मम्पृण 
नेशनल पीर, नरक जप कप 


लोपप्रसज्ः | होना है | 


इति च; न, वर्तमानातीतयोः 
प्रत्यय एकः श्हुलावयबयानीय:, 


भिन्नकालों; तदुभयग्रत्ययविषय- 


क्षणद्यव्यापित्वादेकय विज्ञानस्य 


(5 ससंवेद्यविज्ञानमा हर | ब ल्‍् ७ 
सर्व च -| सेव स्वसवेध पिज्ञानमात्र होनेपर 
तत्व, विज्ञान च ख्छाववो- तथा विज्ञानकों स्वच्छ ज्ञानप्रकाशस्व- 
रूप माननेपर यदि उसके साक्षी 
पायभासमात्रखाभाव्याभ्युपग॒मा- किसी अन्य पदार्थकी सत्ता नहीं 


त्‌, तदशिनश्रान्यस्याभावे, अनि- | गानी जायगी तो उसमें अनित्यत्व, 
त्यदु'खश्त्यानातमत्वाइनेकक $:उत्य, शून्यत्व और अनात्मत्व आदि 


अनेकों कल्पनाओकी उपप त्ति 
| पपत्ति नहीं 
स्पनानुपपत्ति: | न च दाउिम्ा- | हो सकेगी | अनार आदिके समान 


देरि विरुद्धानेकांशवच विज्ञान- | न चहत-से किरद्र अशोे 
ख्‌, युक्त हो-ऐसी बात भी है नहीं 


) 





जच्छावभासखाभाव्याद्‌ ३ | क्योंकि विज्ञान तो खच्छ 
बृ० उ० ११५--११६-_ ज्ञान तो खच्छ प्रकाशख 


०+०2 


इहदाग्ण्यकोपनिपद्‌ 


[ क्षष्याय ४ 


बर्ष- 2 बर्फ बट न 20. “ये मे... “कट ये-2०० “या 20 नया: |... «कई “वाई ०.3७. या <---30० बयान. बा 


नानम्य । अनित्यदु'खादीनां 
वित्तानांगत्वे च सति--अनुभूय- 
मानत्वाद ब्यतिगिक्तविषयत्वप्र- 
सद्ग'। 

अथ अनित्यद्‌-खाद्यात्मकत्व- 
मेव वित्तानस्थ, तदा तद्रियोगाद 


4 [4] 


विशुद्धिकल्पनानुपपत्ति: . संयो- 
गिमलबियोगाद्धि विशद्धिभेवति, 
यथा आइयप्नप्रभूतीनाम: न तु 
स्वाभातविकेन धर्मम कखचिद्‌ 
गियोगो दष्ट.: ने धम्ने स्वाभावि- 
केन प्रकाशन ऑप्ण्येन वा वियोगो 
दृष्ट ; यदाप पृष्पगुणानां रक्त- 
न्वादीनां टद्रत्यान्तग्योगेन पिय्ो- 
जन डब्यने, नत्रापि संयोगपृरन्थ- 
मनुमीयने- बीज माउनया प्रष्प- 


फुलादीनां गुणान्तगेस्यनिदश- 


रूप हैं। यदि अनित्य दु खादि- 
को विज्ञानका अश् माना जाय 
तो अनुभत होनेवाले होनेके 
कारण उन्हें किसी दूसरेका विश्य 
माननेका प्रसट्ट होगा | 


और यदि त्रिज्ञाकको अनित्य 
दू खादिख्प ही माना जाय तो उनकी 
निवृत्तिदाग उसकी विश्य॒॑द्धिकी 
कल्पना करनी सम्भव नहीं हैं, 
क्योंकि विश्ुद्धि तो लगे हुए मलको 
दूर करनेसे ही होती हैं, जसे कि 
टर्षणादिकी, किन्तु अपने खाभायिक 
वर्मसे फिसीका भी वियोग होता नहीं 
देग्या जाता, अग्निका अपने खाभा- 
पिक् प्रकाश अथवा उष्णतासे वियोग 
हाता कभी नहीं देगा गया, पुप्प- 


के गुण लाटिमादिका जो अन्य 
उप्योक्ते यागसे व्ियाग होता उेखा 


9 ॥ 


जाता ७, वर् भी उनकी संयोगपूर्यता- 
वा अनुमान किया जाता है. क्योकि 
बीवकी भायनासे (सम्कारस) पृ 


०५ पठदिम ऊतय गुणोकी उन्पत्ति 


हद ५ गन ते है > क हैं नम चमक कक कु बन 
है... २5 6,$ हा ,] (7, ३ हब जार हाय याद फिल््ननि _. जद 
& 5 शा आाक 5 जि सम डे डर 275 
॥ 4+4+$ &। थ/ १ बनाना | एारगय प्रम्प जार प्रभात 
हे मत 
» शा ५ बाइ[ (०; धार गंध व 7 /,+4+ था 5 


ब्राह्मण रे ) 


शाएरभाप्याथ 


९ रू हे +, 


जप ब्ॉी2 ८ 2)०, “रपा0 ० ब्व(५0 बाप बरी ब्यन-फ ब्बर्थि फेज ब्र्टने: 0०५ ब्रपन प्र टन: 


नात्‌$ अतो विज्ञानस विशुद्धि- 


कल्पनानुपपत्तिः | 


विषयविषय्याभासत्व॑ चयन्म्ल 


परिकल्प्यते विज्ञानस, तद- 
प्यत्यसंसगाभावादलुपपत्नम्‌$ न 
हविद्यमानेन विद्यमानस्थ संसगेः 
स्यात्‌ः असति चान्यसंसर्गे, यो 
धर्मो यय दृष्टः, स तत्खभावत्वा- 
ज्ञष॒ तेन वियोगमहति -यथा- 
प्ेरोण्ण्यम्‌, सवितुवां प्रभा; तसा- 
दनित्यसंसर्गेण मलिनत्वं तहिशु- 
ड्विथ्॒विज्ञानस्थेतीयं कल्पना 
अन्धपरम्परवप्रमाणशस्येत्यव- 
गम्यते । 


यद॒पि तस्प विज्ञानस्य 


निवोणं पुरुषार्थ कत्पयन्ति, 


तत्रापि फलाश्रयानुपपत्तिः ; कण्टक-] 
लिरिद कम अब 430 7 80 8 


% विज्ञानवादीके मतमें विज्ञानसे 
इसलिये विद्यमान वस्तु विज्ञानक 
असम्भव है। 


होती देखी जाती है। अतः [ अनित्य 
दुख आदिको तिज्ञानका खख्य 
 माननेपर] विज्ञानके विशुद्ध (दु खादि- 
रहित) होने की कन्पना असम्भब ऐोगी। 
विज्ञानके विषय और विपयीर्पसे 
प्रकाशित होनारूप जिस मलकी 
कल्पना की जाती है, वह भी दूसरे - 
का ससग न होनेपर सम्भव नहीं हैं; 
और जो पदार्थ है ही नहीं, उसमे 
किसी ग्रियमान अस्तुका समग हों 
नहीं सकता, » श्स प्रकार यदि 
किसी दूसरेका ससर्ग नहीं हैं ता जो 
जिसका धर्म देखा गया है, बह उसका 
खभाव होनेके कारण उससे ब्रियुक्त 
| नहीं हो सकता; जैसे अग्निकी 
। उष्णता और सूर्यकी प्रभा, अत. 
| अनित्य वस्तुओके ससर्गसे विज्ञानकी 
मलिनता और [ उनके वियोगमें 
। विश्युद्धि होती है-यह कल्पना अन्च- 
' पर्परा ही है तथा इसका कोई 
' प्रमाण भी नहीं है-ऐसा ज्ञात होता हैं | 
'. इसके सित्रा उस विज्ञानका 
' निर्षाण ही पुरुषार्थ है-ऐसी जो वे 
कल्पना करते है, उसमें भी कोई 
उस फलका आश्रय होना सम्मत्र 
नहीं है, जो कॉटेसे बिंधा हुआ है, 


नसे मिन्न किसी अन्य वस्तुकी सत्ता है ही नही. 
। किसी भी अविद्यमान पदार्थते ससग होना सर्वथा 


597 


घृहदारण्यकोीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


पिद्िस्य हि. कण्य्कवेधजनित- | 
दू खनिम्रत्ति' फलम्‌; नतु कप्टक- 

वरिद्रमर्ण. तदु'खनिद्वत्तिफल- 
स्थाश्रय उपपद्मयते: तद्त्‌ स्बेनि- 
बाणि,असति च फलाश्रये, पुरुषा- 
थेफल्पना व्यथंव, यम्य हि पुरुष- 
गब्दवान्यम्य सच्चस्थ आत्मनों 
प्रियानम्थ चार्थः परिकित्प्यते, 
तस्म पुन पुरुपस्यनियरणि, 
कर्याथ पुरुषा्थ टति स्थान । 


॥| 


« (ः 
सस्य पनस्स्यनकाथंदणी | 


4 


गिगानव्यनिरिक्ति आन्मा, तम्य 
इृषम्मग्गद समंयोगवियोगादि 

संयमेयोपपन्नम, लन्‍्यसंयोगनिमित्तं' 
कालुप्यम्‌ , तदियोगनिमिना चे' 
विशुद्धिगिति । श्न्ययरादिपक्षम्तु 
टनि तन्नि- 


* कियत ॥ ७॥। 


सप्रप्रमाणमिप्रतिपिद्र 
गयरणाय नादर 


उमीको कण्ठकवेधजनित दु खकी 
निवनत्तिरु्प फल मिल सकता है, 
यदि कण्टकविद्ध मर जाय तो वह 


। उस दू खनिद्वत्तिरूप फलका आश्रय 


नहीं हो सकता, इसी प्रकार सब्रकी 
नित्रत्ति हो जानेपर कोई फलऊफा 
आश्रय न रहनेके कारण पुरुषार्थकी 
कब्यना करना व्यर्थ ही है, क्योंकि 
जिस 'पुरुष' गब्दबान्य जीव, आत्मा 
अबया. चिज्ञानका अब कन्यना 
क्रिया जाता हं, उस पुरुपक्ा ही 
निर्माण हो जानेपर किसके अर्थक्रो 
'पपुस्पार्थ' ऐला कहा जायगा । 


है, जिसके मतम अनेका अर्थो- 
या साक्षी विन्ञानसे व्यनिरिक्त कोर्र 
आमा हैं, उसके मिद्वान्तानमार 
देगे हटका स्मरण, दु सक्के संोग- 
वियागादि, टसरेके संग्रोगक्रे कारण 
हानेबरारी मरिनता और उसके 
वियेगसे होनेवाली झुद्दि-य सभी 
है। सफते £। ऊफिल्लु छत्यतरादीका 
भ तो सभी प्रमाणोे पिसद्न है, अत 
उसके निगकरणक टिय ओर प्रयत्न 
नहीं किए जानता [|| ७ || 


सजा थ क काना 7 


ब्राह्मण रे | शाइरमाष्याथ ९१७ 
४. बरस ब्रि० बरस: 2 "रस 2 (२ नर्स बहसिीय- बिक अत ब्रेक, नर्बसिटत- 
आत्मा जन्म और मरणके साथ देहेन्द्रियरूप पापकोी ग्रहण 
और त्याग करता है 

यथैवेहेकसिन देहे खभो भूत्वा | जिस प्रकार यहाँ एक देहमे 
रे कआटिर ._ | खप्त होकर आत्मा मृत्युके रूप देह 
रूपाणि कार्यकरणान्यति- हे 
मृत्यों रूपाणि कार्यकर गान्यति- | और इ्टियोका अतिक्रमण कर समर 
क्रम्य स्वम्ते स्व आत्मज्योतिष्या- | अपने आत्मज्योति:खरूपमें ही स्थित 
स्ते, एवम-- रहता है, उसी प्रकार-- 
स वा अय पुरुषो जायसान; शरीरमभिसस्पद्ममानः 
पाप्ममिः सश्सज्यते स उत्कामन्‌ प्रियमाणः पाप्मनों 
विजहाति ॥ < ॥ 


वह यह पुरुष जन्म लेते समय शरीरकों आत्ममावसे प्राप्त होता 
हुआ पापोंसे ( देह और इन्द्रियोंसे ) सर्लछिष्ट हो जाता है तथा मरते 
समय---उत्क्रमण करते समय पार्षोकों त्याग देता है ॥ ८ ॥ 
भ्े ०. 
सब प्रकृतः पुरुषोष्य जाय-' वह यह प्रकृत पुरुष जन्म लेते 
मानः- कथ॑ जायमानः ? इस्युच्यते- : हु ! किस प्रकार जन्म लेते समय * 
रई॑ देहेरि हि | सो बतलाया जाता है-शरीर यानी 
शरीर॑ देहेन्द्रियसब्ा 
देहेन्द्रियसद्दातममिसम्प ' देहेन्द्रियसद्भातको प्राप्त होता हुआ 
चमानः, शरीरे आत्मभावमापद्च- अर्थात्‌ शरीरमे आत्ममाव करता हुआ, 
मान इत्यथः, पाप्समिः पाप्ससस- कक पापके समवायी कारण 
बॉयिमिपम ये: कार घमम और अपमंके आश्रयभूत देह 
धमोश्नयेः कार्यकरणे- अन्कमोसे 
रेल, ॥ कॉयकरर- और इक्द्रियोसे संसृष्ट-संयुक्त हो 
रित्यथेग, संसृज्यते संयुज्यते; जाता है | तथा वही उत्क्रमण करते 
स एवोत्कामज्छरीरान्तस्पृध्व | ररीरान्तसपराप्तेकि लिये 


की ऊपरकी ओर जाते समय, श्रतिमे 
न्याख्यानस॒त्कामन्निति | तानेव | की ही व्याख्या 'उत्कामन्‌! इस पद- 


“7८2 
'क व 


घह्दारण्यक्रीपनिउद 


[ अध्याय ४ 


ज्यर्टिन न ब्यर्ट न" 22- नर). ब्यर्ट 20. बा 3७. नए >+.0७० नाक -+-- बट, बट नं- ब्य>7 2७. नई ये: 2, बकरे 


सश्िश्टान पाप्मरुपान कार्यकरण- 
लक्षणान, विजहाति तबियुज्यते, 
तान परित्यज़नि । 

यबाय॑ खमजाग्रदबच्योबते- 
माने एवेकम्मिन ेह़े पाप्मस्पका- 
ययरग्णापादानपर्स्वासास्यामन- 
बर्तन सश्लरति धिया समान 
सन, तथा सो5्यं पुरूष उम्मावि- 
लोस परलोकाी. जन्ममग्णास्यां 

पररग्गोपादानपरित्यागी अन- 
परत प्रतिपयमान , आ संसारमो- 
ध्गन सद्रति । तम्माव सिद्रमम्य 
रमन विया उन्पेल्व को बिग 
नपेन्य पाप्मस्यथ , संग्रोगवियो- 
गॉव्थाप, मे हि-लेज्मन्च शनि, 
नेरेय संग्ोगोी िसोगो था 
युन्न ॥८॥ 


से की गयी हैं. उन सम्लि्ट देहेन्द्िय- 
रूप पापरूपोको त्याग देता हैं उनमे 
गियुक्त हो जाता हैं अथूत्‌ उन्हें 
झाड दता है | 
जिस प्रकार यह जीव, उस एक 
वर्तमान झरीरमे ही बुद्धिकी समानता- 
को ग्राम हाकर खप्त ओर जाग्रत्‌ 
दानों ब्त्तियोमे परापरणप देह तथा 
उन्प्ियोका ग्रहण और न्याग करता 
आ निरन्तर सज़ार करता रनों 
उसी प्रकार यह पुरुष जन्म और 
मरणके द्वारा का निरन्तर 
प्ररण ओर न्याग करता हुआ इह- 
डक और परलोक दोनोंमे तततक 
पज्ञार करता रहता हैं, जबतक टस 
परसास-बन्यनसे मुक्त नहीं हा जाता | 
से न सकेग डोर वियागके कारण 


“व व स कातका रास पर एप पापा- 


श्ज 


+ 0५ ध्रि 28 


प्‌ अन्याय सिद्ध ता ८, उन्हीका 
३: विज ५, चर 
बम टानपर ता उसझा खंसपाग 


आग ग्रिय्ग हना बन ही नहीं सकता॥ ८॥ 


की ननलण आ>< 2 धन मम-+-+-+त के 


*. बे शी 
झाह ॥ हि दाओ़ा उन 


क5क 
हे हर 


ननस्ना 


जग 


उस्मोनी छोफी, यो 
दी क संगरगाब्यामनु न मग मण संथरति 
ग्स्प्र्शा जनक ग्नि पक * 
साम्नजागस्ति दब: खम्नजागस्ति 


2 
तू राय उम्यगम्यन, ने च्विह्लाज - 


हस्त स्यप्त मगर जाग्रतक समान 
रह पुरप्र उन्‍्म 57 मरणके द्वारा 
उ00| ल्निंत सार दइग्तों हं, 
एफ ने ठगी कम न ४४ नो, 


ब्राह्मण ३े ] शाउ्टरभाष्याथे ०१९, 
लि 5, ० २. अल ८-3, 3 ब्य न फ, ब््2 बॉ व्वरस00+ ब्लॉ्प-2०- रन. नव 
परलोकौ केनचित्‌ प्रमाणेन; तसा- | छोकका तो किसी भी प्रमाणसे ज्ञान 
| नहीं होता; अतः ये खम्न और 
| जागरित ही इहलोक और परलेक 

परलोको । इत्युच्यते--- ' र॑ | इसपर कहा जाता है- 


देते एवं खफजागरिते इहलोक- 


तस्य वा एतस्य पुरुषस्य दे एवं स्थाने भवत इदं च 
परलोकस्थानं च सन्ध्यं तृतोय< खप्नस्थानं तस्मिन्‌ सन्ध्ये 
स्थाने तिप्न्नेते उभे थाने पश्यतीदं च परलोकस्थानं च । 
अथ यथाक्रमोप्यं परछोकस्थाने सवति तमाक्रममाक्रम्यो- 
भयान्‌ पाप्मन आनन्दाश्श्र पश्यति स यत्र प्रसख्॑पित्यस्य 
लोकस्य सबोबतो मात्रामपादाय खय॑ विह॒त्य खयं॑ निमौय 


स्वेन भासा स्वेन ज्योतिषा प्रस्वपित्यत्रायं पुरुषपः स्वयं 
ज्योतिमवति ॥ & ॥ 


उस इस पुरुषके दो ही स्थान है---यह लोक और परलोकसम्बन्धी 
स्थान, तीसरा स्वप्नस्थान सन्ध्यस्थान हैं | उस सन्ध्यस्थानमें स्थित रह- 
कर यह इस लोकरूप स्थान और परलोकस्थान--इन दोनोंको देखता है । 
यह पुरुष परलोकस्थानके लिये जेसे साधनसे सम्पन्न होता है, उस साधन- 
का आश्रय लेकर यह पाप ( पापका फलरूप दुःख ) और आनन्द दोनों- 
हीको देखता है । जिस समय यह सोता है, उस समय इस सर्वावान्‌ 
लोककी मात्रा ( एकदेश ) को लेकर, खय ही इस स्थूलशरीरको अचेत 
करके तथा स्वयं अपने वासनामय देहको रचकर, अपने प्रकाशसे अर्थात्‌ 


अपने ज्योति स्वरूपसे शयन करता है , इस अवस्थामें यह पुरुष स्वयं 
ज्योति.खरूप होता है॥ ९ ॥ 


नकद 
ब्डॉय-फ 
तस्येतम्थ पुरुषस्थ वे दे एव 
स्थाने मवतः, न ठ॒तीय॑ चतुर्थ 
वा: के ते ? इदं च यत्‌ प्रतिपन्न॑ 
बतमानं जन्म झरीरेन्द्रियविपय- 
घेदनाविशिष्टं खान॑ प्रत्यक्षतो- 
उ्नुभूयमानम, परलोक एवं स्थान 
परलोफम्थानम्‌ --तत् शरीगदि- 
वियोगोत्तर्फालानुभाव्यम | 
ननु॒ म्वपधो5डपि परलोकः; 
तथा चे सति दे एजेत्यवधारण- 
मयूक्तम । 
ने, कथ तहि ? सन््य॑ तत-- 
टासछोकपरलोकसोय सन्धिम्तम्मिन 
भर सन्‍य॑ बने नुतीय तने स्वप्त- 
स्यानम: नेन स्थानगिन्वाव धाग्णम 
ने 2 ग्रामयो' सन्धिस्तावेब 
ग्रामायपेक््स ठतीसस्वपरिगणनम- 
ह्नि। 
फ्थ प्रनम्तस्य परलोकूखान- 
गगाम्ित्विमयंगम्बने ? सठपेक्ष्य 
सप्रस्पयन सनय भवेत्‌- -यतस्त- 


बृद्ददा रण्यकोपनिपद्‌ 
ब्कर्टिले: पक ब्यट "2 गई मय" ७ नि" फेक नाई तप क- बिग 2७ व्या्टि-ह पक व्ॉप्- प्क्र पक बॉ: 2 व्या्टििक, 


[ अध्याय ७ 


उस इस पुरुषके निश्चय दो ही 
स्थान होते है, न तो तीसरा होता 
है और न चौथा ही | ने कौन-से 
हैं ? यह जो प्राप्त वतेमान जन्म हैं, 
अर्थात्‌ जो शरीर, इन्द्रिय, विपय और 
वेदनासे युक्त प्रत्यक्षतयया अनुभव 
होनेवाला स्थान है तथा परलोक- 
स्थान- जिसमें परलोक ही स्थान हैं, 
वह गशरीगदिके वियोगक्रे पश्चात्‌ 


अनुभत्र हानेत्राला हैं । 


भ्र्गा-किन्तु खम्त भी तो पालोक 
€ ओर यदि ऐसी बात 8 तो दो 
ही उस प्रकार निश्चय करना उचित 
नहीं ह। 

समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
ता फिर केंसी बात है ? यह 
सन्‍य --इहाझ और परलोझफी 
चले सस्चि ह, उसमे रहनेकाय जो 
तीसरा सन्‍यम्थान ७, बह स्वप्त-स्थान 
4 ट्सीसे स्थानक्ते दो होनेया 
नित्य जिया गया €. फ्योज्ि दो 
प्रम।फी सस्चि उन म्रामोफी अपेक्षा 
सतीयरपमसे गिनने यंगय नी मानी 
नाती | 

फ़िल्सु उस परटोकस्थानके अस्ति- 
पिया गन दम होता € ? लिसकी 
जपेश्गगे खमप्नस्थान सनयम्थान होता 


505 कि 
४  उसझा उतर दल ७ । क्याक 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्या्थ 


९२२ 


बॉ: नए: 3 न: नह फ नल: नर चर: पक वाई ५०८2७. व 322७ नह <२८22- "्यऑॉर्टि.2०.. बाई 5-॥७- 


सिन्‌ सन्ध्ये खपस्थाने तिष्ठन्‌ मवन्‌ 
बतेमानः एते उभे खाने पश्यति; 
के ते उभे १ इदं॑ च परलोकख्ानं 


च | तसात्‌ स्तः खम्जागरितिव्य- , 


तिरेकेणोमी लोको, यो धिया 
समानः सन्ननुसश्वरति जन्मसरण- 
सन्तानप्रबन्धेन । 


कथ्थ॑ पुनः स्वप्ने खितः सन्नु- 
खम्खपुरपस्यो- मो लोकों पश्यति, 
भवखानावलोकन- किसाश्रयः, नि 
प्रकार विधिना १ इत्युकते - 


अथ कथ॑ पश्यति १ इति श्रणु--- 
यथाक्रम आक्रामत्यनेनेत्याक्रम:-- 
आश्रयोज्वष्टम्प इत्यथेः | यादश 
आक्रमोष्य, सो5्यं यथाक्रमः; 
अय॑ पुरुषः परलोकस्थाने प्रतिप- 





उस सन्ध्य खप्नस्थानमें स्थित अर्थात्‌ 
वत॑ेमान रहकर पुरुष इन दोनो 
स्थानोको देखता है, वे दोनो स्थान 
कौन-से है “यह लोकरूप स्थान 
ओर परलोकस्थान | अत. खप्त और 
जागरितसे भिन्न दोनो छोक है ही, 
जिनमे कि अपनी बुद्धिकी समानताको 
प्राप्त होकर पुरुष जन्म-मरणपरम्पराके 
क्रमसे निरन्तर सच्नार करता रहता है। 


किन्तु पुरुष खप्तमें स्थित रहकर 
किस ग्रकार, किस आश्रयमे रहकर 
और किस विधिसे दोनों छोकोको 
देखता है ? सो बतलाया जाता है--अब, 
वह किस प्रकार देखता है ? सो सुनो- 
प्यथाक्रम'' जिससे जीव आक्रमण 
करता है, उसे आक्रम--आश्रय अर्थात्‌ 
अवष्टम्म (आधार) कहते है। इस जीव- 
का जेसा आक्रम हो, उसके अनुसार यह 
“यथाक्रम” कहलाता है, यह पुरुष अपने 
प्राप्त करने योग्य परलोकस्थानरूप 


त्तव्ये निमित्ते, यथाक्रमो भव॒ति , निमित्तमें जेसे आक्रमवाला होता है 
याच्शेन परलोक्प्रतिपत्तिसाधनेन | अत विद्या, कम और पूर्वप्रज्ञालूप 


विद्याकमंपू्वे प्ज्ञालक्षणेन रु किक 

विद्याकमंपूवेप्रज्ञालक्षणन. युक्तो 
७ $ ४७ 

भवतीत्यथः; तमाक्रम॑ प्रलोक- 


- : जिस ग्रकारके परलोकप्राप्तिके साधनसे 
| युक्त होता है, उस आक्रमको-अहूर- 


भावको प्राप्त हुए बीजके समान पर- 


स्थानायोन्मुखीभूर्त॑ प्राप्ताडुरी- | छोकस्थानके प्रति उन्मुख हुए उस 


6 


बहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


_._- ._ ८-३०. «८२३० (0० अपसिफ बट बलि ०६८०-2० बा. अर ब्कई २:20 ब्र्ट+क 


मावमित्र बीज तमाक्रममात्म्था- 
वष्टम्थाथिन्योमयानू पश्यति-- 
बहबचने धर्माधमफलानेकल्वात्‌- 
उमयानुभयप्रकागनित्यथे । 


कॉम्तान ? पराप्मन. पाप- 
फु्लानि--न तु प्रन' साक्षाठेव 
पाप्मना दशन सम्मवति, तम्मात्‌ 
पापफलानि दु खानीत्यथ -- 
आनन्दाश धर्मफलानि सुखानी- 
स्येतन, तानुमयान पराप्ममन आ- 
ननस्दास पस्मनि जन्मान्तस्दणवा- 


सनामयान: सानि चे प्रनिपत्त- 
स्यज़न्मग्रिययाणि. श्षुद्रधर्माधर्म- 


फलानि, भर्माथमप्रसक्तो देवता- 
नुग्रताए वा पव्यनि । 

तने ऊबमंय गम्सने परलोकसा- 
नमायितपाप्मानस्ददणन स्वप्न? 


एपूस्यने-- बस्माटिंद. जन्म- 


कक मी 
न्न्‍ननुभालमापष पदच्चात बह; 


न! नाप देशनयों: 


गा १४+ यो 


आक्रमको आक्रान्त कर उसका अब- 
प्रम्भ अर्थात्‌ आश्रय लेकर दोनो 
लोकोकों देखता है। 'उभयान्‌' इस 
पदमे बहबचन वर्मातमक्रे फलाकी 
अनेकताके कारण है |» उभयान्‌ 
अर्थात उभय प्रकारके | 


उनका किनको * पाषोको अर्थात्‌ 
पापके पत्लोेको | साक्षात्‌ पापोका 
ही दर्शन होना तो सम्भव है नहीं, 
टसलिय पापोके फल अर्थात्‌ दू खो- 
को आर आनन्दोका अर्थात्‌ धर्मके 
फलगप सुसोक्रो-इन जनन्‍्मास्तरदष् 
बासनाआक काय पाप ( दू ख) आर 
आनन्द दानोहीका देखता है। इनके 
सिया, जा प्राम्त होनेबाठे जन्मोसे 
सम्बद्ध वर्म ओर अथमंकि छझुद्र फल 
भी वमाव्र्मसे प्ररित हाकर 
अथया देवता अनुग्रटसे देखता है | 


जन 


649 “९ 


फ्न्लि पट केसे जाना जाता है कि 
सखम्नमें परताकम्थानमे हानेयाले सुख- 
दे रोका दर्शन हता छ, सो बताया 
जाता /-य्याक्लि जिनका 2टस जन्ममे 
नुभत् नहीं ह। समता, ऐसी भी 
पात-पी बाते देखता /, और स्वप्न 
गंन 7 ॑- शिसी बाल / नं 


4 


ब्राह्मण ३ ] शाइरमभाष्याथे श्र 
न्यप2 कप बलि ब्रिटन र्पे 20, करा: अप ि:2०- ब्यसरक, व लि: फज, कर 22 व्य7229- बा 222 
पूवेचृषस्वृतिहिं ख्तः प्रायेण; | अधिकतर तो पहले देखे हुएकी 


स्मृतिका नाम ही खप्त है। अत 
तेन खप्नजागरितखानव्यतिरेकेण दोनों लोक खप्त और जागरितिस्थानोसे 


स्त॒ उगो लोकों । भिन्न हैं | 
यदादित्यादिवाद्यज्योतिपाम- | जिन आदित्यादि बाह्मज्योतियोके 


भावेष्यं कार्यकरणसद्ातः पुरुषों | अभावमें यह देहेन्द्रियसद्डातरूप पुरुष 

अपनेसे मिन्न आत्मज्योतिके 
येन व्यतिरिक्तिन आत्सना ज्यो- | (व्यवहार करता है-ऐसा कहा 
तिपा व्यव॒हरतीत्युक्तम्‌--तदेव , गया है, सो उन आदित्यादि ज्योतियो- 


नास्ति, यद्‌ आदित्यादिज्योति- ' के जो अभाव होना है, जहाँ कि 
इस विशुद्ध खयज्योति आत्माकी उप- 
पामभावगमनस्‌, यत्रेद॑ विविक्त ७, होती है। बह आने” ही: तह 
खरय॑ज्योतिरुपलम्येत: येन सेदे- ' है, क्योंकि यह देहेन्द्रियसद्भात सर्वदा 
चाय॑कायकरणसडघात संसृष्ट बाह्मज्योतियोसे सलिष्ट ही देखा 
जाता है, अत, अपने 
एवापलभ्यते तस्ादसत्समा । दे कक 5 
है ज्योतीरूपसे यह आत्मा असतके 
असन्नेष वा स्वेन विविक्तखमावेन | समान अर्थात्‌ असत्‌ ही है | यदि 
ज्योतीरुपेणात्मेति | अथ क्विंद्‌ | यह कभी वाह्य, आध्यात्मिक तथा 
विविक्तः स्वेन ज्योतीरूपेणोष- “पाने सा 
श हे शून्य अपने बविश्ुद्ध ज्योति, 
लस्येत वाह्याध्यात्मिकयूतमौति- 
जा पक उपलब्ध होता तो ऊपर कहा हुआ 
फेसंसगशून्यः, ततो यथोक्त से | सब कुछ हो सकता था-इसीलिये 
भविष्यतीत्येतद््थमाह--- श्रुति कहती है-- 
सेयः मत आत्मा, यत्र । जो प्रकृत आत्मा है, वह जिस 
यसिच्‌ काले प्रखपिति प्रकर्षेण | प्र्पिति'-प्रकर्षतया स्थाप्‌ 
(निद्रा ) का अनुमब करता है, उस 
सापमनुभवति; तदा क्रिमुपादानः | समय वह किस उपादानवाल्ा होकर 


०-2 


घृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


८३७. ८२२ ८२७५. «०८२० ८22 9 अर2० ०९२०-९२. ०२२०-०६२०.- ४३७. 


केन विधिना म्वपिति समन्ध्यं 
म्वानं प्रतिपद्मते ? इत्युच्यते-अस्य 
दृष्टस्य लोक जागरितलक्षणस, 
सर्वायतः सर्वमत्रतीति सर्वावानयं 
लोक' कार्यकरणस डघातों विपय- 
वेदनामंयुक्त:. सर्वावत्नमस् 
ब्यास्यातमन्नत्रयप्रकण  “अथा 
अग्र वा आन्मा” टत्यादिना | 
सा वा ध्रतमोतिक्रमात्रा अस्य 
ससगराग्णभता विद्यन्त इति सबे- 
यान, सवानव संर्वाधान, तस्थ 
संबोपतों मात्रामेफदेशमवयत्रम, 
अपादायापस्छिय आदाय 
मृटीस्या-एजन्गवासनावामित 
सन्रित्यव.. म्वसमात्मनेय विहस्य 
दे/ पातयिस्था नि सम्बाधमा- 

धाडिस्यादीनां 


परापर--जागरि्ति 


तुगदिप्यनग्री डेह्यवहा- 
गंध , देह त्यवहार भास्मनो 


चमावम्फलोपभोगप्रयन: , नद्रमा- 
पिरमोगोपरमणमम्भिन 
न्म्प मपि्मउ नमिन्यास्मास्य 


किस विश्विसे सोता यानी सन्‍य- 
स्थानको प्राप्त होता है ? मो 
बतलाया जाता है--इस जागरितरूप 
दए लोककी स्वावानू-जों सबका 
अवन (पालन ) करता हैं, वह यह 
लोक अर्थात्‌ ग्रिपय एवं सुख-दु खादि 
बेठनायुक्त ठेह्देन्ठियसड्डात, इसके 
मर्यत्रत्तकी व्यास्या “अथो अय वा 
आत्मा” इस्याठि वाक़्यद्रारा अन्नत्रय॒क्े 
प्रकरणम कर दी गयी हैं | अथया 
मम्पृ्ण मत-भातिक मात्रा [अयास्मादि 
भागेक्के साथ ] >सक्के समर्गकी कारण- 
मता हैं, इसलिये यह सततगान्‌ है 
ओर सं्रयान्‌ ही 'सर्वावान! कहा गया 
€, उस सर्वातानकी मात्रा-एकदेश 
आर्यात अपययया अपादान-अपस्डि- 
दन-आदान अर्थात ग्रहग कर यानी 
बरासनाओंसे सम्पन्न हा, 
आप ही नहकोा विदन - 


क्ाग्--जागरित -अयम्धाम 


हुए जन्मयी 
सय अर्थात 
चतनाथन्य 
ही इहके स्ययटासफे स्थि चन्नु आदि 
इम्डिय'मे आदिव्यादिया उपकार होता 
? व देहाया त्ययद्ार आस्माके वर्मा- 
के पफटपनागक कारण हाता है, 
डहमे या बमावर्मक्र फटा- 


प्रनगका उपरात आत्माक कमका 
ड््सतक कारण है, उसालय आमा 


घ्रान्‍्मण ३ || 


शाउरमाप्याथे 


5 र्‌ हि श 


0७. -्0.., पा: 0 ब्ञप्ल पर ब-७- बरस बर्टि 09. 2०८३-2० 2० प्र य2०- बर्टज.20०. ५०६०-2०. 


विहन्तेत्युच्यते--स्वयं॑_ निर्माय 
निमो्ण कृत्यवा वासनामयं स्वश्न- 
देह मायामयमिव, निर्माणमपि त- 
त्कमपिक्षचात्‌ स्वयंकतेकमुच्यते- 
स्वेन आत्मीयेन, भासा मात्रोपा- 
दानलक्षणन भासा दीप्त्या प्रका- 
शेन, सर्बबासनात्मकेन अन्तः- 
करणबृत्तिप्रकाणनेन्यथ: -- या हि 
तत्र विषयभूता संर्ववासनामंश्ी 
प्रकाशन, सा नत्र स्व भा 
उच्यते--तेन स्वेन भासा विपय- 
भृतेन, स्वेन च ज्योतिपा तद्विप- 
यिणा विविक्तरूपण अलप्तदक्स्प- 
भावेन तदू भारुप बासनात्मक॑ 
विपयीझुबबन्‌ प्रस्वपिति । यदेव॑ 
वर्तनमू, तत्‌ प्रस्वपितीत्युच्यते | 

अत्रेतसखामवखायाम्‌ एतसिन्‌ 
काले, अय॑ पुरुष आत्मा, स्वयमेव 
विवेक्तज्योतिभवति--बाह्याध्या- 
स्मिकभूतभातिकसंसगरहितं ज्यों 


तिर्मवति । 


१. जिसके बोधम्वरूप या साक्षी-स्वभावका कमी लोप नहीं हुआ है । 


इसका हनन करनेवाला कहा जाता 
रि-लथा खय निर्माण कर--मायामयके 
समान चासनामय खप्नदेश रचकर 
[(गयन करता हैं | ] देहका निर्माण 
भी आन्माके कर्मोकी अपेक्षासे है 
स्मल्यि यह आत्मक्ृक कहा गया 
है। खबीय यानी अपने भाससे-मसान्रो- 
पदानरूप भास - 7ीवि अर्थात्त्‌ प्रयाश- 
में यानी सेशसनास्गक अस्त,करण- 
अलिलोए अकोटने: फयोगि ये रोय- 
बासनामप्री सत्ति ही यही विधप्रसता 
एादार प्रकाशित होती €, उसे आय- 
सार्मे वह स्वय भा (६ प्रकाण) करी 
जाती है। उस अबनी विय्यसता भासे 
तथा उसका परिसर करनेया्ली पिशुद्ध- 
खूपा अडुप्रतकखभातरा आस्मस्योनिसे 
उस अपने बासनास्मक प्रकाश- 
खन्‍्पपकों विषय करता हुआ प्रस्थाप 
(अयन ) करता हैं | इस प्रकार जो 
रहना है, वहीं 'प्रखपिति! ऐसा कहा 
जाता है. । 
यहाँ- इस अवस्थाम-इस कालमें 
यह पुरुष अर्थात्‌ आत्मा खय ही 
विशुद्ध-्योति.खरूप होता है. अर्थात्‌ 
| वाद्य आध्यात्मिक भूत एवं भौतिक 
, संसगंसे रहित ज्योति होता हैं | 





एल 


्] 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


नन्‍्वसख लोकस्य मात्रोपादानं 


क्रतमू, कथं तस्िन्‌ सत्पत्राय॑ 


परुपः म्व॒यंज्यातिभवतीत्वच्यते 


नेप दोपःः विपयभृतमेत्र हि 
तनः तने चात्राय॑ पुरुष स्वय॑- 
ज्योतिदशरयितुं शक्य : न लवन्य- 
घासति विपये कम्मिश्वित्‌ सुपृप्त- 
काल टबः बढ़ा पुन. सा भा 
वासनातन्मिफा विपयभ्रता उपल- 
भ्यमाना भयति, तदा अमिः 
कोग्नादिव निफफ्रष्ट" सर्वेसंसगे- 
गहित सक्षुगढ़िकार्सकरणब्यावन- 
सन्‍पमदपद्गास्मज्योति- स्वेन 
सपेयायसासयःर ग्रथने । तेनात्रा- 
ये पृन्‍्पष स्॑ज्योनि्भबतीनि 


मिद्रम॥ " ॥ 


गष्ठा-किन्तु इसने तो इस लोक- 

[ वितय-वेदनासयुक्त ] मात्नाका 

ग्रहण किया हैं. फिर उसके रहने 

यह पुरुष खगय्याति होता है- 
ऐसा कसे कहा जाता है ! 

समाधान-यह कोई दोप नहीं 

है. क्योंकि वह मात्रा तो विषयभता 


ही होती हैं। इसीलिये यहो यह 
पुरुष [आस्मा] 'खयय्योति ? स्यसूपसे 


कथन 


द्वियाया जा सकता हैं, नहीं तो 
सुपुप्तावम्थाके समान, जब कि कोर 
भी विपय नहीं रहता, इस स्वशग्योति- 
का दर्शन नहीं कराया जा सकता । 
आर जिस समय कि बह वासनाममि- 
का य्याति गिययसता होकर उपलब्ध 
हाती हैं, उस समय म्यानसे निकाली 
हट लझ्यारके समान सर्वसमर्गगन्य, 
चद्ु आदि काय-फरणमसे व्यावृत्तस्व- 
रुप तथा जिसके बोब-स्वभायका 


क्या लप नहीं हाता, वह आम- 


१ 


प्रति अपने खरपस प्रकाश 
फझग्ती हे स्थय ग्रीस होती ४ । 


न्श्ग 


केस अब 
पुरा स्ययय्पोति &ाता 


>रव२-+-००मक# ७ ३ पक ००->>++न 


च्राह्मण रे | शाइरसाष्याथे ९रऊ 
बाई बम: न्व न-2फ् चाप: व््ष पल: ब्यो<  पक न्याई 22% न्य्द ०: ब;2:2-- बॉ.) व्याई (३-0. न्यई(:2क्‍2०- 


स्वप्नावस्थामें रथादिका अभाव है, इसलिये उस समय 
आत्मा स्वयंज्योति है 


नन्वन्न कथं पुरुषः खय॑ज्यों-| शड्जा-किन्तु इस अवस्थामे पुरुष 
हर | स्वयज्योति कैसे हो सकता है, 
तिर्येन जागरित इव ग्राह्मग्राहका- ' ,जंक्ति जागरितके समान इस समय 


दिलक्षणः सर्वो व्यवहारों दृश्यते, | भी शरह्य-आहकादिरूप सारा व्यवहार 
देखा जाता है, नथा चक्षु आदि 
चक्षुराचनुग्राहकाथ आदित्याद्या इन्द्रियोंके उपकारक आदित्यादि छोक 
, भी उसी प्रकार देखे जाते है, जेंसे 
कि जागरित-अवस्थामें देखे जाते 
गरिते--तत्र कथं विशेषावधारणं थे, किर इस अवस्थामें यह पुरुष 
क्रियते ,  खयज्योति होता है? इस प्रकार 
“उत्राय॑ घुरुषः ख्य॑ज्यों- 
तिर्भतीति न्‍ वि निश्चय क्यो किया 
तिभवतीति ! जाता है ? 
उच्यते-बैलक्षण्यात्‌ खप्नदशे- समाघधान-बतलाते है-क्योकि 
...... . सप्तदर्शनकी जागरितिसे बिलक्षणता 
नस; जागरिते हि इन्द्रियवुद्धि- है ; जागरित-अबस्थामें आत्मज्योति 
मनआहोकादिव्यापारसड्डीर्ण मा- । खहिस, बुद्धि, मत और आछोकादि 
कहो हू ' व्यापारसे व्याप्त रहती है, किन्तु 
त्मज्योतिः; इह तु खप्ते इन्द्रि ' यहॉ खप्नमे तो इन्द्रियोंके अभाव तथा 
याभाबात्‌ तदनुग्राहकादित्याथा- उनके उपकारक अआदित्यादिके 
के अभावके कारण बह विशुद्ध 
लोकाभाषात्च॒विविक्तं अल के इसलिये 
है ज्व॒विविक्त केवल अर्थात्‌ केवछ रहती है, इसलिये यह 
भवात तस्ताद्‌ विलक्षणम्‌ । विलक्षण है । 


नज्तु तथेव विषया उपलम्य-' शक्ला-किन्तु जिस प्रकार जाग- 
55 रितमें दिखायी देते है, उसी प्रकार 
ते खम्तेषपि, यथा जागरिते; खम्में भी विषयोंकी उपलब्धि : होती 


लोकास्तथेव॒ दरृब्यन्ते यथा जा- 


63 (/। 


है; बुहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्ग्ट व बट: ५७ जा: -म 2 कपल ब्कटम:22. अत. (7७० बयऑर्*८2:७- व्व>:2%७ नई (>> यई< 2772. 


निमित्ताः, प्रमुदस्त एवं प्रकर्पो- ' 
पेता': अथ चानन्दादीन सुजते। ' 
तथा न तत्र वेशान्ताः पल्चलाः, 
पुप्कर्ण्वम्तडागा', खबन्त्यो नद्यो 
भवन्ति: अथ वेशान्तादीन्‌ सृजते 
वासन!/मात्ररूपान , यस्मात्‌ स हि 


कर्ता: तदासनाश्रयचित्तवृच्युड्ू- 


बनिमित्तकमेहेतुस्वेनेत्यवोचाम 
तम्य कठे त्वम ; न तु साक्षादेव तत्र 
क्रिया सम्भवति, साधनामावात्‌ । 
न हि कास्कमन्तरण क्रिया 
सम्मयति: न थे नत्र हस्तपाठा- 
दीनि क्रियाफारफाणि सम्भवन्ति; 
यत्र तु तानि यिद्यन्ते जागरिति, 
तत्र आत्मज्योतिस्यभासिने का- 
यंझरण स्थादिवासनाश्रयान्तः- 
करणउन्पूठ्यनिमिन कर्म नि- 
त्यने : नेनोन्यने--स हि कर्तति 


होनेवाले हप॑ और प्रमुद-प्रकर्षको 
प्राप्त हुए वे हप॑ भी नहीं हैं; किन्तु 
यह आनन्ढादिको रच लेता है। 
तथा उस अचस्थामें न वेशान्त- 
पच्चल (छोटी तलेया), न पुप्करिणी- 
तडाग और न खबन्ती-नदियों ही 
हैं, किन्तु यह उन वासनामात्ररूपी 
पत्बनलादिकी रचना कर लेता है, क्यो- 
कि वही कर्ता हैं, उन विपयोंकी 
बासनाकी आश्रयभूता जो चित्तवृत्ति 
है, उसके परिणामके कारण होने- 
वाले जो कर्म हैं, उनके कारण ही 
उमका कर्दृत्म बतलाया गया है, 
साक्षातरूपसे ही उसमें क्रियाका 
होना सम्भव नहीं है, क्योंकि उसके 
पास क्रियाके सावनोका अभाव है | 
कारकके बिना क्रियाका होना 
सम्भत्र नहीं है और वहो क्रियाके 
कारक द्वाक-पर आदि हैं नहीं, जहाँ 
जागरित अबम्थाम ते रहते है, वहा 
आत्मयातिसे प्रकाशित देह और 
इन्ट्रियोक्े द्वारा रथादिकी वासनाओ- 
की आश्रय बता अन्त करणऊी वृत्तिके 
उथानसे हानेयात्य कर्म नियन्न हो 
सता ए | इसीसे ऐसा कष्टा जाता 
€ किया क्ता € | 


ब्रात्षण ३ । 


शाउरमभाप्याथ 


०३ ्‌ 


ब्याज बाकि ब्ॉरप2. बम फ ब्बधनि 5 ब3.. ब्थपम3. ०८२७... +(22 «टन ५... बन 2० ८३:२० 


तदुक्तम्‌ -- आतमनेवाय॑ ज्यो- 
तिपास्ते पल्‍्ययते कमे कुरुते' इति; 
तत्रापि न परमार्थतः स्वतः करेत्व॑ 
चेतन्यज्योतिपो 5व भासकत्वन्य- 
तिरेकेग--यज्चेतन्यात्मज्योतिपा- 
न्तःकरणद्वारेगावभासयति काये- 
करणानि, तदवभासितानि कर्मसु 
व्याप्रियन्त कार्यकरणानि, तत्र 
कठेल्मुपचर्यत. आत्मनः | 
यदुक्तमू-ध्यायतीव लेलायतीव! 
इति, तदेवानद्ते---'स हि कर्ता 
इतीह हेल्वर्थम्‌ || १० ॥ 


ओर उसीसे "पद आत्मय्योनिने 
ही बैठता, उघर-उधर जाता, कर्म 
करता और फिर लोट आताए! ऐसा 
कहा है ; यहाँ भी अयभासक होने- 
कि लिपाउस चतन्य यानिका बास्तायम 
: क्योकि 
आशा अन्त करणोड्ाग चेतन्यात्ा- 
ग्योतिमे देह और 7र्गियाको प्रकाशित 
करना ऐ आर उससे प्रकाशित हु: वेह 
ऐती ऐ, 


सर तल हा कर ना +्+ 
खत का दायर नहां € 


ओर उन्द्रिया दामन प्रइत्त 
इसीसे उनमें आस्मा्के कर्वेस्का 
उपचार किया याता | ऊपर जो 
मानो भ्यान करता ऐ, मानों अस्यन्त 
चल होता है! एसा कहा है, उसी- 
का कर्कृत्यो हेतु दिखानेके लिये यहाँ 


' वष्ठी कता €? इस प्रकार अनुवाद 


किया गया है ॥ १०॥ 


“+++-च्प्बैकुकण--.-"ह€2€2€.2_तनत>ु 


स्वप्नसष्टिके विपयमें प्रमाणभूत मन्त्र 
तदेते शछोका भवन्ति । खप्नेन शारीरमभिप्रहत्या- 
छ्तः सुप्तानभिचाकशीति । शुक्रमादाय पुनरेति स्थान« 
हिरण्सयः पुरुष एकहडसः ॥ ११ ॥ 


इस विषयमें ये छोक है | आत्मा खम्के द्वारा गरीरको निश्चे"्ट कर 
खय न सोता हुआ सोये हुए समस्त पदार्थोको प्रकाशित करता है | वह्‌ 


प्३२ चृह्दारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
न्बर्ट?2७, ब्यार्ट 2 बयर्ट 220. व्यय ७ बरट-7:2% बर्ट ७ “टन. ब्याम-2:, नया +:2)4- “कट 20:७ “कई न: व्य>:. न. 
क्र्श्प्ज 


झुद्द-उम्द्रियमात्रान्ूपका लेकर पुन जागरित-स्थानमें आता है | हिरण्मय 


। ज्योति खर्यप ) पुरुष अकेल्य ही [ दोनों स्थानोंमें ] जानेवाला है. ॥११॥ 


तदेते--एतम्मिलक्तेज्य॑ एते ! 


धोका मन्त्रा मवन्ति-- 

स्प्नन स्वप्रभावेन, शारीर॑ ण- 
रीस्मू, अभिप्रहत्य निश्रेष्मापा- 
द्रासुप्र' खयमलुप्रच्गादिणक्तिखा- 
भाव्याव, सुप्तान वासनाकारोद्ध - 
तानन्तःकरणबृच्याश्रयान वा- 
धाश्यात्मिफान सर्वानेव भावान 
म्वेन सपेण प्रत्यम्तमितान सुप्तानू, 
अभिचाऊर्शीति, अलु॒प्रया आन्‍न्म- 
टष्टया पस्यत्यव मासयतीत्यथः । 


ग्रुक्क ण॒द्र ज्यानिष्मदिन्द्रिय- 
मात्रारपम, आदाय सृद्दान्वा, पुनः 
कमगे जागग्तिखानमत्यागन्छति, 
टिगमसो हि्ण्मय टब चेनन्य- 
ज्योति खमाव', पुरुष", एक- 
४ - एफ हन्नीन्येफशंस' -- 
एयो जाग्रत्मप्नहलोकपरलोका- 
टीन गस्छलीत्वेय्टंस- ॥ ११॥ 


इस उक्त अर्थ ये छोक-- 
मन्त्र हैं-- 

खप्तमें-खप्तमावसे. भारीर--- 
अरीरको अभिप्रहत्य-निश्चेष्ट कर 
खय॑ अलुप्तज्ञानादिशक्तिखरूप होनेके 
कारण असुप्त रहकर सुप्त अर्थात्‌ 
वासनारूपसे उद्भ्रत अन्त करणदबृत्ति- 
के आश्रित बाद्य और आध्यात्मिक सभी 
भावोंको, जो अपने खख्पसे प्रत्यस्त- 
मित अर्थात्‌ सोये रहते हैँ, प्रकाशित 
करता है । तात्यय यह हैं कि उन्हें 
अपनी अड्धप्त आत्मइष्टिसे देखता 
अर्थात्‌ अपभामित करता हैं | 


तेया झुक्र-शुद्ध य्योतिष्मान्‌ 
टस्ठियमात्रार पक ग्रहणकर वह पुनः 
कर्म अर्थात जागरित-स्थानन आ 
जाता है| बट शिग्ण्मय-हिग्ण्मयके 
समान चेतन्य य्योति खरणप्प पुरुष 
एप्स ८,अफ्य ही हन्ति-च सता ऐ, 
स्सटियि एक्स है । बट अकेण ही 
जाग्रत, स्वप्त तथा हटलाफ-परलाफादि- 
में जाता ८, स्सडिय ए कस ९ ॥ ? ?॥| 





ब्राह्मण रे ] शाउ रभाष्याथे ०३३ 
ब्कॉटस2 कट ७. ब्कॉपि:फ७ ब्कपए: फ, ब्व्टिय 2७ नर ७ बट: ७०. ब्:00७० «कट + 2००. नई. ० 2७ न्यर्दििण 


प्राणन रक्षन्नवरं कुलायं बहिप्कुलायादमतश्ररित्वा । 
स इंयते5म्तो यत्र काम< हिरण्मयः पुरुष एकह<सः॥१२॥ 
इस निकृष्ट शरीरकी प्राणसे रक्षा करता टआ वह अमृतभर्मा शरोर- 
से बाहर विचरता है | वह अकेला व्रिचरनेवाला हिरण्मय अमृत पुरुष, 
जहो वासना होती है, वहाँ चला जाता है ॥ १२ ॥ 
तथा प्राणेन पश्चचृत्तिना रक्षन्‌. इसी प्रकार प्राणापानादि पोच 
वृत्तियोाबारे प्राणमे रक्षण-परियालन 
करता हुआ, नहीं तो मरनेकी भ्रान्ति 


स्यात्‌, अबरं निकृष्मनेकाशुचि- हो जाती, अत इस अब्र-निकृ्ट- 


हि लक , अनेकी अपवित्र अस्तुओका सद्धात 
तद्दतलादत्यल्ततरीमिससम्‌ 'इलाये। शक कारण अत्यन्त बीमत्स कुलाय 


नीडं शरीरम्‌ , खयं तु बहिस्तमात्‌ --धोसले अर्थात्‌ अगैरकी रक्षा 
कुलायातू, . चरित्वा--यद्यपि फरेंता हुआ, किन्तु खय उस कुलायसे 

-. बाहर विचरकर, ययपि वह शरीरमे 
शरीरस्थ एवं स्वप्न पर्यति रहकर ही खप्त देखता है, तथापि 
तथापि तत्सम्बन्धाभावात्‌ तत्ख , उसके सम्बन्धसे रहित होनेके 
इब आकाशो बहिथ्ररित्वेत्युच्यते, रण तदन्तवर्ता आकाशके समान 
बम ), इयते मानो बाहर त्रिचरकर-ऐसा कहा जाता 
(५ स्यममरणधसम पते | है, खय अमृत-अमरणधर्मा रहकर 
गच्छात, यत्र काममू-यत्र यत्र |ईयते-जाता है, जहो कामना होती 


कामो विपयेपु उद्धृतवृत्तिभवति त॑ | है अर्थात्‌ जहों-जहों विषयोगे कामना 


दम उद्धुतइत्ति रहती है, वासनाख्पसे 
ते पा | उद्धृत सस-उस्त काम ( कामनाके 
गच्छति ॥१२५॥ त्रिपय ) के प्रति जाता है ॥ १२॥ 


-+०5स्र252- .... 


परिपालयन्‌-अन्यथा सृतभ्रान्तिः 


०३2 बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
आन: ब्य्नतक बर्ट न 2० (7-22 बट डक नई 3७, नई 7.20»: “कई -स्‍७-- "का: नया: >:.:७- नव ०८23 ब्यट:२:-: 


सप्मान्त उच्चावचमीयमानो रूपाणि देवः कुरुते बहूनि । 


उनव स्रोभिः सह मोदमानो जक्षदुतेवापि भमयानि पश्यन्‌ १३ 
बह देव खम्ावस्थामें ऊच-नीच भावोको प्राप्त होता हुआ बहुत-से 
रप बना लेता है। इसी प्रकार वह स्त्रियोंके साथ आनन्द मानता हुआ, 
_ मित्राके साथ ] हँसता हुआ तथा [ व्याप्रादि ] भय ठेखता हुआ-सा 
रहता हैं || १३ ॥ 
फिश्व स्त्रमान्त स्वमस्थानें, इसके सित्रा सप्रान्तमे-स्वप्त- 
उद्यावचम--उच्च॑ देवादिभावम्‌ स्थानमे ऊँच-नीच--ऊँच देवादिभाव 
पी ध | ] _ + र् ऐसे 
अबवच  तियंगाठिभाव॑ निक्रु्टं ओर नीच तिर्यगादि निक्ृष्टरभाव- 
तदब्ावचम्‌ , इयमानों गम्यमानः ऊेच-नीच भाजरोंको प्राप्त होता हुआ 
प्राप्नुनन, रपाणि, देवो द्योतना- वह देग-श्ोतनवान्‌ पुरुष 'बहूनिः- 
वान उरूने निर्वतेंयति वासना- असस्य वासनामय रूप वना लेता है। 
सपाणि बद्न्यसाथेयानि | उतापि, वह खियोके साथ आनन्द मानता 
सीमिः सह मोदमान टय, जक्ष- | हआ, मित्रोके साथ हँसता हआ और 
दिये हसन्निव वयम्यः, उनेवापषि भय्य-जिनसे बह डर जाता है, ऐसे 
भयानि+विभस्थेभ्य टति मबानि , सिट-सात्रदि भयोकों देखता हुआ- 
मिह्ख्याप्रादीनि- पव्यन्नित ॥१३॥ सा रहता है ॥ १३ ॥ 
साय गैर तियमसें मत और उसके स्वयंस्योतिध्रका निश्चय 
आराममस्य पत्यन्ति न॒त॑ पत्रयति कश्चनेति । त॑ 
*».. + » ् दो और 
नायते बाघयदित्याहु: । दुमिपत्य< हास्म भवति यमेष 
ः न - ह् * हि 
न प्रतिपद्यत | अथो खत्वराहुजागरितःश एवास्थ्रेंप इति 


यानि धबर जाग्रत्‌ पच्चति तानि रुप इलत्राय॑ पुरुपः खय॑ 


ब्राह्मण मे शाहरसभाष्यार्थ ९३० 
ब्ब:फ ब( 2० बम बरस बी नस नर न्य< 29. बम ब्जरपफ ब्वटिी्रेन बर्टि-फ०- 


ज्योतिर्भबति सोफह॑ सगवते सहस््न॑ ददाम्यत ऊध्व॑ विमो- 
क्षाय ब्रृहीति ॥ १४ ॥ 


सब छोग उसके आराम ( क्रीडाकी सामग्री ) को ही देखते हैं, 
उसे कोई नहीं देखता । उस सोये हुए आत्माको सहसा न जगावे--ऐसा 
[ वैधलोग ] कहते हैं | जिस इन्द्रियप्रदेशमें यह सोया होता है, उसमे प्राप्त 
न होनेसे इसका शरीर दुश्चिकित्स्य हो जाता है. | इसीसे अवश्य ही कोई- 
कोई ऐसा कहते हैं कि यह ( खप्नस्थान ) इसका जागरितिदेश ही है; 
क्योंकि जिन पदार्थोको यह जागनेपर देखता है, उन्हींकी सोया हुआ भी 
देखता है [ किन्तु यह ठीक नहीं है ], क्योंकि इस अवस्थामे यह पुरुष 
खयज्योति होता है। [ जनक--] वह में जनक श्रीमान्‌को सहस्र मुद्रा 
देता हूँ, अब आगे मुझे मोक्षके लिये उपदेश कीजिये || १४ ॥ 


आराममारमणमाक्रीडामनेन ,_ सत्र छोग इस आत्माके आराम-- 


निम्मितां वासनारुपाम्‌ अस्यात्मनः, रण अर्थात्‌ आक्रीडाकों यानी 

हे , , ' इसकी रची हुई वासनारूप क्रीडाको 
पर्यल्ति सर्वे जनाः - ग्राम॑ नगरं  ३द्धते है| थे ग्राम, नगर, सी और 
खियम्‌ अन्नाद्यमित्यादिवासनानि- भक्ष्य अन्नरू्प बासनानिर्मित आक्री- 
मिंतम्‌ आक्रीडनरूपमू; न ते. इनके रूपको देखते है, उसे नहीं 

रन हि । देखते-उस आत्माको कोई नहीं 
कष्ट मो वतेतेःत्यन्तविविक्त रष्टि- | अत्यन्त मिन्न और दृष्टिकी विषयताको 


श 5७-५५ | प्राप्त है, जिसका दर्शन भी किया 
गांच्रापन्षमाष॑ भाग्यहीनता | कोई 
समपि-अहो मा्यहीनता . जा सकता है, उस आत्माको कोई 
लोकर्य; यच्छक्यद्शेनमप्यात्मा- . नहीं देखता । अहो ! जीबोंका कैसा 
४ मा दुर्भाग्य है ? इस प्रकार जीवोंके ग्रति 
ने नपसश्यति--इति लोक प्रत्यनु- हे प्रदर्शित 
मेज का । श्रुति करुणा प्रदशित करती है । 
क्रोश॑ दर्क्षयति श्रुतिः । अत्यन्त- | तात्पय यह्ट है कि स्वप्नावस्थामें यह 


०३६ 


बृद्दारण्य कोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बिविक्तः स्वय॑ज्यातिरात्मा खप्न 
भवतीत्यमिप्रायः । 

त॑ नायतं बोधयेदित्याहु+-- 
प्रमिद्धिरपि लोके विद्यते, खम 
आत्मज्योतिषा. व्यतिरिक्तत्वे: 
कार्मा ? तमात्मानं सुप्तम्‌ - आयतं 
सहसा भ्रशम्‌ , न बोधवेत्‌--इत्या- 
हरेव॑ कंथयन्ति चिक्रित्सकादयों 
जना लोकेः नन॑ ते पशच्यन्ति-- 
जञाग्रदेहाठिन्द्रियद्ास्तो 5पसृत्य 
केवला बहिबेतेत इति, यत 
आहः-त॑ नायत॑ वोधयेदिति । 

तत्र च दोप॑ पश्यन्ति--भृर्॑ 
धर्मी बोश्यमानम्तानीन्द्रियद्रागणि 
सहमसा प्रतिवोध्यमानों न प्रतिप- 
दूत टति; तदेतदाह-दर्भिपस्य 
हाम्म मयति यमेष न प्रतिपद्मते; 
ममिन्द्रियदारेशम्‌-बस्माद देशा- 
सठम्मादायापसतम्नमिन्द्रियदे - 
ग़म-एप आत्मा पुनन प्रतिपद्मते, 


पढासिः ब्यस्यासनन्द्रियमात्रा 


स्व्यज्योति आत्मा अत्यन्त ससर्गशून्य 
हो जाता है | 

पत नायत बोधयेदित्याह '- 
खप्रमें आत्मम्योतिकी ब्यतिरिक्तताके 
विय्यमे लोकमे प्रसिद्धि भी है, वह 
प्रसिद्धि क्या है-उस सोये हुए आत्मा- 
को आयतम---सहसा-एकाए्की न 
जगावे ऐसा चिकित्सकादि छोग लोकमे 
कहते ८ | निश्चय ही वे देखते हैं 
कि आत्मा जाग्रदेहसे उसके इन्द्रियरूप 
द्वारसे निकलकर विशुद्धरूपसे बाहर 
विद्यमान हैं, इसीसे उसे सहसा न 
जगात्रे' ऐसा कहते है । 

उममें वे यह दोप भी देखने हैं-- 
सहमसा जगाये जानेपर वह एकाएकी 
जगाया हुआ उन इब्ठियद्वारोको प्राप्त 
नहीं हो सकता | जिस इन्द्रियद्रार- 
देशफो-जिस देशसे कि वह झुक 
(उन्ट्रियमाजा) को लेकर हट गया था, 
उस उन्टियदेशकों यह आत्मा फिर 
प्राम नहीं हाता | इसीसे श्रुति कहती 
€ द्धर्मिषप्प हास्मे भयति' जिसे कि 
यः प्राप्त नहीं हाता | जिस उच्ठिय- 
द्वारदिशफोा-जिस देशमसे झियर शुक्र 
(इन्टियमाजा। लेकर हट गया 7, उस 
इन्टियदेशफों यश आत्मा फिर प्राप्त 
नहीं होता । यदि कभी विपरीतर परम 
इन्टिपमाशओको प्रीष्ट कर देसा / 


च्राह्मण रे ] शाइरभाष्याथे ९२७ 
बट व, व्कए 2), नई 2, चए३ 22८ व्यॉप2%, न 222 नई: नह: 22% ब्यट3८ 2, व्यॉ2८223% व्याई 2:3७. 
प्रवेशयति, तत आन्ध्यवाधियोदि- | तो अन्धत्व-बधिरत्व आदि द दोषकी 
दोषप्राप्तो दुर्भिषज्यं दुःखभिषक- प्राप्ति होनेपर श्स देहके लियि दुर्भि- 


3 | षज्य-कष्टकर वेद्रक्रिया हो जाती है, 
मंता हास्मै देहाय भवति, दुःखेन जि तन बट मद किला 


चिकित्सनीयो5सो देहो भवती- चिकित्साके योग्य हो जाता है । 
त्यथंः | तस्रात्‌ अ्रसिद्धयापि खप्ने | अत, प्रसिद्धेसि भी खप्तमें इसकी 
खय॑ज्योतिष्ठमस्य गम्यते | खयंग्रकाशता ज्ञात होती है । 


सप्ो भूल्वातिक्रान्तो सृत्यो । यह खप्त होकर [ शरीरादि ] 
मृत्युके रूपोंसे पार हो जाता है, 
इसलिये खप्तमें आत्मा खयज्योति है। 
तिरात्मा । अथो अपि खल्वन्य | इसीसे अवश्य ही कोई-कोई लोग 
रत टन कहते हैं कि यह जो खप्त है, इस 
आह: क 
ड़ जब 3329 आत्माका जागर्तिदेश ही है। इह- 
स्वप्नः--न सन्ध्य खानान्तरमिह- | छोक और परलोकसे भिन्न कोई 
लोकपरलोकास्यां व्यतिरि सन्ध्यस्थान नहीं है, तो फिर क्‍या 
व्यतिरिक्तम, कि | न नहीं है, 
५ ह है ? इहलोक अर्थात्‌ जागरितिदेश 
तहिं ? इहलोक एवं जागरितदेशः | ही है। 


यद्येवम्‌ , किश्वातः ! श्रृष्वतो |. यदि ऐसी बात है, तो इससे 
यद्‌ भवति जागरितदेश | + ईआ * इससे जो होता है, सो 
ह मी सुनो--यदि यह खप्त जागरित-देश 
जाय खपत, तदायमात्मा कार्य- | ही है तो उस समय यह आत्मा देह 
करोेस्यो न व्यावत्तस्तैसिश्री- और इन्द्रियोंसे पृथक्‌ नहीं होता, 
हित हर उनसे मिला ही रहता है; अतः 
भूतः, अतो न खय॑ज्योतिरात्मा- ! आत्मा खय्॑ज्योति नहीं है, इसलिये 
इत्यतः खयज्ज्योतिष्ययबाधनाय उसके खयंज्योतिष्टको बाधित करनेके 
रे लिये कोई लोग कहते हैं कि यह 

अन्ये आहः--जागरितदेश उैवा- | इसका जागरितदेश ही है। उसकी 


रूपाणीति तस्रात्‌ खप्ने खयंज्यो- 





हे ८ 


बृहदारण्यकोी पनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


स्थेप इति। तत्र च हेतुमाचक्षते-- 
जागग्तिदेशत्वे यानि हि यस्ताद्‌ 
हस्त्थादीनि पदार्थ जातानि, जा- 
ग्रज्ञागग्तिदेशे, पच्यति लोकिकः, 
तान्येय सुप्तोषपि पत्यतीति । 
तदसन , इन्द्रियोपरमात्‌, उप- 
ग्तेप्‌ हीन्द्रियिप खम्मान्‌ पश्यति; 


तम्मान्नान्यस्य ज्योतिपस्तत्र सम्भ- 
वोषम्ति: तदक्तम--न तत्र रथा न 
ग्वयोगा'! टत्यादि; तम्मादन्राय॑ 
पुरुष म्वयंज्योतिर्भवन्येत् । 
मसमंज्योतिरन्मा अस्तीति 
स्वप्ननिदर्शनन प्रदर्शितम्‌ , अति 
क्रामति मृत्यो रूपाणीति च॥ 
प्रमेण मशरबन्रिहलोकपग्लाकादी- 
निदलोझपर्लाकाडिव्यतिगिक्तः, 
तथा जाफ्रसमयलायाभ्यां ब्य- 
तिरिक्त', तत्र च क्रममश्षागन्नि- 
स्पम्न--इन्येतत प्रतिपादितं या- 
गरजयेन | अतो विदयानिष्कयाय ' 


जागरित-देशतामें वे यह हेतु बतलाते 
है-क्योकि लोकिक पुरुष जागरित- 
देशमें जिन हाथी आदि पदार्थोको 
ठेखता हैं, उन्हींको वह खप्तमें भी 
देखता है । 

यह ठीक नहीं है, क्योंकि उस 
समय इन्द्रियों उपरत हो जाती हैं । 
इन्द्रियंकि उपरत होनेपर ही पुरुष 
खभप्न देखता है, इसलिये उस 
अवस्थार्मे किसी अन्य ज्योतिका होना 
तो सम्मत्र नहीं है, इसीसे कहा 
ऐै-'बहों न रथ हैं, न रथयोग हैं? 
इत्यादि, इसलिये इस अवस्थार्मे यह 
पुरुष खयय्योति होता ही हैं | 

स्वयय्योति आत्मा ै-यह बात 
स्प्तके दृष्टान्तसे दिखा दी गयी और 
यह भी दिखा दिया गया कि वह 
म्रत्युके रूपोक्ों पार कर जाता है । 
वर क्रमझ उहल्यक और परलोकादि में 
सजार करता हुआ भी इ4हलोक ओर 
परल।काडिसे ब्यतिरिक्त 6 | तथा 
जाग्रतू और खम्तके अरीरोसे प्रथक्‌ 
है और उनमें क्रम सन्नार करने 
कारण निय भी £ै-ऐसा याझयत्क्य- 
ने प्रतिपादन किया, अत, विया- 
दानसे उफ्रण होनेके डिपि जनकने 


ब्राह्मण ३े ] शाइरस्माष्याथे ९३९, 
सहसे ददासीत्याह जनकः; | मैं आपको सहत्त मुद्रा देता है 


. | ऐसा कहा । आपके द्वारा इस 
सो5हमेव॑बोधितस्त्वया मगवते प्रकार उपदेश किये जानेपर मे 


न जग आपको सहस्त मुद्रा देता हूँ । अब 
तर्म्य सहसे ददामि; 5 मुझे अपने मनोवाम्छ्ित प्रश्न मोक्षके 


कामप्रश्नो संयामिग्रेतः; तहुप- | किये सुनना अभीषट है; यह 2 
प्रत्ययका उपदेश मोक्ष या सम्यग्वोध- 

योग्यय॑ वादर्थ्यात्तदेकदेश एव; । में उपयोगी है, अत. उसका साधन 
होनेके कारण यह उस यथार्थ बोघ- 
का एकरेश (अट्ठ) ही है, इसलिये 
प्रश्ननिणयश्रवणेन--विशोक्षायात॒ या रन्डित प्श्नोका निर्णय सुनने- 
' के द्वारा मै आपसे प्रार्थना करता 

ऊर्ध्य ब्रृहीति, ये संसारादू | हूँ; अब आगे मोक्षके लिये 


विम्रमुच्येय॑ विमो उपदेश कीजिये, जिससे कि आप- 
विश्रमुच्येयं लखसादात्‌। विमो- रा 

0 की इपासे मैं संसारसे विमुक्त हो 
क्षपदारयेकदेशनिर्णयहेतोः सहस्त- | जाऊँ, यह सहस्रदान तो जो 


अतस्तां नियोक्ष्यामि समस्तकाम- 


दानम्‌ ॥१४॥ विमोक्षपदार्थके एकदेशका निर्णय 
२ किया गया है, उसके लियि है ॥ १ 9॥| 
77 3-४७४७०७९०-...०..... 


यत्‌ अस्तुतम -आत्मनैवायय 'आतनित्राय॑ ज्योतिषास्तेः इस 
“नो सल्योरति- ज्योतिषास्ते! इति, भरकार जिसका प्रस्ताव किया था, 
है 0 तिपादितप त्त्‌ ल्वक्षत। | उसका खप्में प्यहाँ यह पुरुष खय॑- 
लक 0 जइ अत्राय॑ पुरुष; | ज्योति होता है? इस प्रकार ग्रत्यक्षत 
सयज्योतिर्भवति' इति सप्न 

रत सप्ते | कक कक 0 3 कहर । किन्तु ऐसा 


** यह पुरुष अपने खरूपभूत ज्योतिसे ही प्रकाशित होता है | 


९३० 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


अर 3८29, एन बर्ट>- ७, "का २:0)0 "<>:2७ >कई( न: ब्बर्टन: 2 2:2० "तप टेट बनकर 


यत्तक्तमू--- स्वप्नो भृत्वेम॑ लोक- 


मतिक्रामति मृत्यो रूपाणि! इति, 


तत्रेतदाशडक्यते-सृत्यो रूपाण्ये- , 


वातिक्रामति, न मृत्युम; प्रत्यक्ष 


होतत्‌ खप्ने कार्यकरणव्यावृत्तस्या- ' 


पि सोदत्रासादिद्शनम्‌; तस्रा- 
न्नून॑ नेवाय॑ मृत्युमतिक्रामति | 
कमणो हि मृत्योः कार्य मोद- 
त्रासादि च्व्यते; यदि च॒ सृत्यु- 
ना वद्ध एवायं खमावतः, ततो 
विमोक्षो नोपपद्यते; न हि खमा- 
वाद कश्निद्‌ विमुच्यते; अथ खभावों 
न भवति मृत्युग, ततस्तसान्मोश्ष 
उपपत्सयते । यथासो सृत्युरात्मीयो 
धर्मों न भवति, तथा ग्रद्शनाय- 
अत ऊध्बे विमोक्षाय ब्रहीत्येव॑ं 
जनकेन पयेनुयुक्तो याज्ञवल्क्यः 
तद्दिदशक्षिया प्रववृते-- 


जो कहा कि 'यह स्व्म होकर इस 
लोकको अतिक्रमण कर जाता है- 
मृत्युके रूपोको पार कर जाता है? 
उसमे यह आझशद्जा रहती है कि वह 
मृत्युके रूपोंको ही पार करता है, 
मृत्युको पार नहीं करता, खममें 
देह और इन्ड्ियोसे व्यावृत्त हुए पुरुष- 
को भी आनन्द और भय आदिका 
' दर्शन होता हैं, यह बात प्रत्यक्ष भी 
है, अत निश्चय ही यह मृत्युका 
अतिक्रमण नहीं करता | 


आनन्द और भय आदि कर्मरूप 
मृत्युके ही कार्य देखे जाते हैं, यदि 
। यह जीव खमावत मृत्युसे ही बँधा 
| हुआ है तो इसका मोक्ष होना सम्भव 
नहीं है, क्योंकि खभावसे किसीकी 
भी सुक्ति नहीं हो सकती. यदि 
मृत्यु खभाव न हो तभी उससे मोक्ष 
होना सम्भव होगा | जिस प्रकार 
यह मृत्यु आत्माका धर्म नहीं है, वह 
दिखानेके लिये (अब आगे मोक्षके 
लिये उपदेश कीजिये” इस प्रकार 
जनकद्वारा प्रश्न किये जानेपर याज्ञ- 
वल्क्यजी उसे दिखानेकी इच्छासे 


भ्रद्ेत्त हुए 


सुषुर्तिकि मोयसे आत्माकी असनज्जता 
स वा एप एतस्मिन्‌ सम्प्रसादे रत्वा चरित्वा देव पुण्य 
च पाप॑ च | पुनः प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति खवम्मायेव 


] ० 
ब्राह्मण ३ | शाइरभाष्याथ 
ज्यर्सि ७. बॉर्टिरिफण बईपि ब्ॉ््की)७- "रस ७ बॉरपि बॉ 2७ ब्लॉर्टट ७ न्यास जया 2७० बयर्टिम 2७ नल १-2० 


स्‌ यक्तत्र किख्वित्‌ पद्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड़ो हाय 
पुरुष इत्येबमेबैतद्‌ याज्ञवल्क्य सो5हं भगवते सहर्ख ददा- 
म्य॒त उध्व विमोक्षायेत्र बृहीति ॥ १५ ॥ 

वह यह आत्मा इस सुपरत्तिम रमण और विहार कर पुण्य और पापको 
केवल देखकर, जैसे आया था और जहोंसे आया था, पुनः खम्तस्थानकों ही 
लौट भाता है | वहाँ वह जो कुछ देखता है, उससे असम्बद्ध रद्दता है, 
क्योंकि यह पुरुष असन्न है। [ जनक---] '्याज्वल्क्य ! यह बात ऐसी 
ही है में श्रीमानकों सहस्न मुद्रा देता हूँ, इससे आगे भी मोक्षके लिये ही 
उपदेश कीजिये! | १५॥ 


स॒ वे प्रकृःः खयंज्योतिः | बह यह प्रकृत खयय्योति पुरुष, 
«| जिसे कि सप्नावस्थामें प्रदर्शित किया 

पुरुषः, एप यः खण्ने प्रदर्शितः, | है, इस सम्प्रसादमें-उसमें पुरुष 
एतसिन्‌ सम्प्रसादे-सम्पक्‌ प्रसी-| सयकप्रकारसे प्रसादयुक्त ( प्रसन्न 
| होता है, इसलिये सुपृ्तिको सम्प्रसाद 

| कहते हैं, जागरित-अवस्थामें जो देह 
रिते देहेन्द्रियव्यापारशतसब्लिपा- |  इ्ियोंके सैकड़ों व्यापारोंके 
हा ; तेम्यो चि सम्बन्धसे हुआ केश था, उसे छोड- 
तजं हित्वा काहष्य॑ तेभ्यो विश्र- | «. उन देह और इन्द्रियेंसि मुक्त 
मुक्त इंपत्‌ प्रसीदति सप्ने, इहतु हो जानेके कारण सप्तम वह थोडा 
प्रसन होता है, किन्तु इस सुपुप्ता- 

उसे सम्यक्‌ प्रसीदति-- तस्थामे वह सम्यकतया प्रसन्न हो 
इत्यतः सुषुप्त सम्प्रसाद उच्यते; | जाता है, इसलिये सुषृप्तिको सम्प्रसाद 
“तीर्णो हि सदा स्वोज्शोकान्‌” कहते हैं, सुषुप्तस्थ आत्माके विपयमें 


हे श्रुति “उस अवस्थामें वह सम्पूर्ण 
(४। ३ | २२ ) इति “सलिल | शोकोसे पार हो जाता है? “जलूमें 


दत्यसिन्निति सम्प्रसादः; जाग- 


श्छर बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वरटम पक ब्व:2 की ब्वप, बिपिन बर्पलिय- ब्रिज नम न बर्फ बा न्बा ये फ्र- 
एको द्रएा//| (४७।३। ४२) प्रतिब्िम्बक्रे समान एक ही दरष्टा है? 

इति हि वक्ष्यति सुपृप्तयमात्मानम्‌ |, ऐसा कहेगी भी |# 
स वा एप एतसिन्‌ सम्प्रसादे ह वह यह आत्मा इस सम्प्रसादभ- 
' क्रमश सम्यक्रप्रकारसे प्रसन्न हाता 
क्रमेण सम्प्रसन्नः सन्‌ सुप॒प्ते खि- हुआ इस सुपृप्तावस्थाम स्थित रहकर 
किस्त प्रकार सम्यक्‌ प्रसन्‍न होता 


त्वा; कथ सम्प्रसन्तः १ खम्मात्‌ ' हुआ ? स्वप्नसे सुप्रत्तावस्थामे 


सुपुप्त॑ प्रविविक्षुः खप्तावख् एवं | प्रवेश करनेकी इच्छावाछा आत्मा 

स्वप्नावस्थामें रहनेपर ही मित्र 
रत्वा रतिमनुभूय मित्रवन्धुजन- और वन्धुजनोंके दर्शनाठिसे रतिका 
अनुभव कर तथा अनेक प्रकारसे 
विहार कर अर्थात्‌ उस विहारके 
कधा चरणफल अ्रममुपलम्ये- फलस्वरूप श्रमकी . उपलब्धि 


दशेनादिना, चरित्वा विहृत्याने- 





% शाड्रभाष्यमें प्रायः अनेकों जगह सुपुमिके दृष्ान्तसे मुक्त आत्माक्े 
स्वरूपका कुछ आभास दिया गया है, इससे कुछ लोग इस भ्रममें पड़ जाते हैं कि 
सुपुप्तावस्थार्मे स्थित और मुक्त पुरुषकी प्राय. एक ही स्थिति होती है, किन्तु 
ऐसा समझना भारी भूल है, मुक्त पुरुषक्ा सभी अवस्थाओं और स्थूल, 
सूक्ष्म एव कारण शरीरसे भी सदाके लिये सम्बन्ध छूट जाता है, उसके सभी मायिक 
बन्धनोंका अत्यन्त अभाव हो जाता है, लछोकदृष्टिमें उसके शारीरिक व्यवद्रोंकी 
प्रतौति होती रहनेपर भी मुक्त पुरुषका उनसे कुछ भी सम्पर्क नहीं रहता । परन्तु 
सुपुत्ति एक अवस्था है, जो स्वय बन्धन है; अतः सुषुप्त जीवकी मुक्त आत्माके 
साथ कोई वास्तविक समानता नहीं है | इसका दृष्टान्त इसलिये दिया जाता है कि 
जिस प्रकार मुक्त आत्मा समी प्रकारके हर्ष-शोक आदि विकार्रोसे सदाके लिये 
सम्बन्धरदित हो जाता है; उसी प्रकार सुषुस्त जीव भी कुछ क्षणके लिये हर्ष-शोक 
आदिकी अनुभूतिसे रहित होता है, क्योंकि उस समग्र वह अव्याकृत मायाके अश- 
भूत कारण शरीरके सद्दित ही ब्रह्ममें स्थित होता है, इसलिये उसे कुछ भान नहीं 
होता । यदि वास्तवर्मे मुक्तकी-ती ही उसकी स्थिति होती तो पुनः ससारमें उसका 
प्रत्यागमन नहीं होता, अतः सुपुमिके सुखको मोक्ष-सुख मानकर उसके अनुभव- 
के लिये रात-दिन सोये पड़े रहनेकी भूल कभी नहीं करनी चाहिये । 





ब्राह्मण ३ ] 


शाह र्माष्यार्थ 


९8३ 


ब्यर्पे:७. ०:22... एक बे? जाए: व्यसन: ७ ऑर्य के. "का 20७. व्या>:2स्‍2७ ब्यरट2८0:2०- च्वर्ड पक 


त्यथः, च्ट्रैेब न झत्वेत्यथेः, 
पुण्यं च॒ पुण्यफलस्‌, पापं च पाप- 
फलम्‌; न तु पुण्यपापयोंः सा- 
क्षाइशैनमस्तीत्यवोचाम; तस्मानन 
पुण्यपापाभ्यामनुबद्ध: यो हि 
करोति पुण्यपापे, स ताभ्यामनु- 


वच्यते; न हि दशेनप्ात्रेण तद- 
नुबद्धः सात । 


कर; तात्पय यह है कि केवल 
देखकर, करके नहीं [ किसे *- ] 
पुण्य--पुण्यफकछकोी और पाप--- 
पापफलछको; यह हम कह चुके 
है कि पुण्य और पापका साक्षात्‌ 
दर्शन नहीं होता, इसलिये बह 
पुण्य-पापसे अनुबद्ध नहीं होता, जो 
पुरुष पुण्य-पाप करता है, वही उनसे 
अनुबद्ध होता है; केवल दर्शनमात्र- 
से उसका अनुबन्धन नहीं होता | 


तस्मात्‌ सम्ो भूत्वा सृत्युमति- | अतः खप्त होकर वह मृत्युको ही 
क्रामत्येव, न सृत्युरूपाण्येव केव- 248 जाता है, केवल मृत्युके 
& कर  रूपोंको ही नहीं, अतः मृत्यु आ- 

लग । अतो न सत्यारात्मखमाष- . त्ाका खभाव है-ऐसी आशड्डा नहीं 


त्वाशड्ढा; मृत्युश्रेत्‌ खमावोषस्य, | दो सकती, यदि उृत्यु इसका 

_..  खभाव होता तो यह खरप्तर्मे भी 
खप्ने5पि कुयात्‌ $ ने तु कराते; | [ पुण्य-पापरूप कम ] करता, किन्तु 
खम्ावश्चेत्‌ क्रिया स्यात्‌ न अनिर्मो- यह करता नहीं है, यदि खभाव 
] के ; होता तो क्रिया भी होती और फिर 
धतेव खातू; न तु खमाव३, 


इसका छुटकारा हो ही नहीं सकता 
खप्ने5भावात्‌; अतो विमोक्षो- 


था, किन्तु खम्नमें क्रियाका अभाव 
उस्योपपद्यते होनेके कारण वह इसका खभाव 
5स्थोपपच्चते मृत्योः पुण्यपापा- 


नहीं है, इसलिये इसका पाप-पुण्य- 


भ्याम्‌ । रूप मृत्युसे मोक्ष होना सम्मत्र ही है। 

नतु जागरितेष्स खमाव एवं। | ड्ह्बा-किन्तु जागरितमे तो यह 
इसका खभात्र है ही | 

न, बुद्धयाद्यपाधिकृतं हि। सम्राघान-नहीं, यह तो बुद्धि 


आदि उपाधिके कारण ही है | यह 


९४४० 


वृहदारण्यकीपनिपद 


[ अध्याय ४ 


ब्र्ट ह-:2. न-2., «कर: बरप:22, ब्र्टसिए ४ नई: बट 2७ बटन 2 नकल ७० “आर न “्र्ट से र्द:>7ग 


तत्‌; तन्च प्रतिपादितं साच्श्यात्‌ | बात "यान-सा करता है, अत्यन्त 


ध्यायतीव लेलायतीव” इति । 
तस्मादेकान्तेनेव स्वप्ने सृत्यु- 


रूपातिक्रमणान्न स्वाभाविकत्वा- 


शड्ढा अनिर्मोक्षता वा । 


तत्र चरित्वा' इति-चरणफरलं । 
| करके अर्थात्‌ विहारके फल श्रमको 


अ्रमम्ुपलम्येत्यथः, ततः सम्प्रसा- 


चम्बल-सा होता है? इस वाक्यमें 
साच्झ्यद्वारा प्रतिपादित कर दी गयी 
है | अत खप्नावस्थामें मृत्युके रूपो- 
का नियमत अतिक्रमण करनेके 
कारण उसके खाभाविकत्वकी आगद्ढा 
अथवा आत्माके अनिर्मेक्षकी आशद्ढा 
नहीं हो सकती । 


वहाँ ( खप्नावस्थार्मे ») विहार 


उपलब्ध करके, फिर सम्प्रसादके 


दानुभवोत्तरकालं पुनः प्रतिन्याय॑ | अनुभवके पश्चात्‌ पुन प्रतिन्याय- 


यथान्यायं यथागतम्‌-- निश्चित 


आयो नन्‍्यायः, अयनमायो 
निर्गमनसू, पुनः पूर्वंगमनवैप- 
रीत्येनग यदागमन॑ स॒प्रति- 
न्याय/+--यथागतं॑ पुनरागच्छती- 
त्य्थ; । प्रतियोनि यथास्थानम्‌; 
स्वम्नखानाद्धि सुपुप्तं ग्रतिपन्नः 
सन्‌ यथाखानमेव  पुनरा- 
गच्छति--प्रतियोनि आद्रवरति, 


समायेव स्वम्नखानायैव । 


यथान्याय-जिस ग्रकार कि आया था, 
निश्चित आयको न्याय कहते हैं तथा 
अयन--निर्गमनका नाम आय है, 
पुन पहले जानेके विपरीत-क्रमसे 
अर्थात्‌ जाकर जो फिर उल्टे लोट आना 
है, उसे प्रतिन्याय कहते हैं । 
अर्थात्‌ जिस प्रकार गया था, उसी 
प्रकार उलछ्टे वापस आ जाता 
है। प्रतियोनि-यथास्थान | खप्न- 
स्थानसे ही सुपृप्तिको प्राप्त होकर 
वह यथास्थान फिर आ जाता है, 
अर्थात्‌ वह ग्रतियोनि ( यथास्थान ) 
खप्त यानी खम्नस्थानके लिये ही लोट 
आता है | 


ध्राह्षण > ) शादूरमाप्यायें ९४० 
ब्यसि.. + ८६७५ बवप्ट न, ब्पिएपर ब्वपिटिन बॉर्टिय>- बाप. नर: बॉ? प, बर्ट 22० पीपल "कर: २-3० 


ननु खप्ने न करोति पुण्यपापे |. किन्तु यह फैसे जाना गया कि 


कथम- | *ै खप्तमे पाप-पुण्प करता नहीं, 
| पश्यतीति - हं के 
तप फल ल्‍ केवल उनके फलको ही देखता है ? 


चगम्यते यथा जागरिते तथा ' (्षस प्रकार जागरितमे बैसे ही खम्में 
फरोत्येव खप्नेडपि, तुल्यत्वाद्‌ , भी वह कर्म करता ही है, क्योंकि 
; इन दोनों अबस्थाओका दर्शन समान 
 खपसे ही होता है। ऐसी शर्मा 
यत्‌ किखित्‌ तत्र खप्ने पश्यति : होनेपर श्रुति कहती है-प्रह आत्मा 
पृष्यपापफलम्‌, अनन्धागतोइन- | खेमे जो कुछ पुण्य-पापका फछ 
देखता है, उस ठेखे हुए-से वह 

नुबद्धस्तेन रृष्टेन मवति, नेवा- कप हक है. कल 
अनन्वागत-बिना बेंधा हुआ ही रहता 

नुचद्भो भवति | ' है अर्थात्‌ वह उससे बेधता नहीं है । 
यदि हि खमे क्ृतमेव तेन... यदि उसने खप्तमें वसा किया ही 


गत मद शिंतो होता तो वह उससे बंध जाता और 
स्थात्‌, तेनानुवध्येत; त्थतो-, 
ब मम | खभसे उठनेपर भी उससे सलिए्ट 


5पि समच्यागतः स्वात्‌; न च | रहता; किन्तु लोकमें खम्में किये 
तल्लोके-स्वमक्रतकमेणा अन्यागत- | हुए कर्मसे सछेष होनेकी प्रसिद्धि 
त्वग्रसिद्धिः न हि स्वमकृतेना- । नहीं है, खम्तमें किये हुए अपराधसे 
गसा आगस्कारिणमात्मानं मन्यते ' हल सा जिओ आस 

मानता और लोक भी खप्त ठेखने- 
कथित; न च स्वमनद्श आगः 


53 7! चालेके अपराधकों सुनकर उसका 
अत्वा लोकस्त॑ गहँति परिहरति | तरस्कार या त्याग नहीं करता, 


वा; अताध्नन्वागत एवं तेन | अत. बह उससे असछ्िष्ट ही रहता 
भवति | है । 
कुवन्निवोपलभ्यते कप कप 
तसात्‌ खत्म /। अतः खप्ममें पुरुष केबल करता 
हआ-सा दिखायी देता है, वस्तुत, 


न तु क्रियास्ति परमार्थत;;| उस समय कोई क्रिया नहीं होती | 
बू० छ० ११९--.- १२० 


दर्शनस्य-इत्यत आह-स आत्मा, 


९४६ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्पिफ ब्टय:2७- न गे नई क, बरपि:टस्‍- न 220, “व. "आए "हम ब “ 7 7०. «कई 222- 
“उतेव ख्लरीमि!ः सह मोदमानः” | इसीसे 'मानों वह बल़ियोंके साथ 


इति छोक उक्त; आख्यातारश्च | जी करता रहता है? ऐसा 
ु है ये (ः < 
मन्त्र्मे कहा है । खप्तका वणन करने- 


खमस्य सह इवशब्देनाचक्षते-- , आछ भी उसका ढवः अब्दके साथ 
हस्तिनोउद्य घटीकृता धावन्तीच | ही वर्णन करते हैं--“आज मेने 
मया दृष्ा इति; अतों न तस्थ | ईशियोंकी एकत्रित होकर दोडते 
कर्वत्वमिति ' हुए-से देखा”, इसलिये खम्नद्ष्टाम 
कतेत्वमिति | हि 
कथ॑ पुनरस्थाकर्वेत्वमिति-- अच्छा तो इसका अकर्तृल किस 
कार्यकरणैर्मूतेंः संश्छेपो मूर्तस्य, | बे : मूर्त पदार्थका जो मूर्ते 
क्रियाहेतुरए | देह और इन्द्रिय आदिसे सलेत है, 
सतु क्रियाहेतुरे'ड; न ह्यमूत: | वही क्रियाका कारण देखा गया हैं, 
कश्वित्‌ क्रियावान्‌ दश्यते; अमूते- | कोई भी अमूर्त पदार्थ क्रियावान्‌ नहीं 
श्रात्मा, अतोष्सज्र); यसाच्चासज्ञो- | “जा जाता, और आत्मा अमूर्त हैं, 


दि इसलिये वह असड्ड हैं, चूँकि 
ध्यं पुरुष:, तसादनन्वागतस्तेन | 0 
श । पुरुष असह्न है, इसलिये उस खप्त- 
खम्चश्न; अत एब न ॒क्रिया- | दृष्ट पुण्य-पापसे असंश्षिष्ट है, इसीसे 


कवेत्वमसस कथश्विदुपपद्यते; | किसी भी प्रकार इसे क्रियाका कर्तृत्व 
कार्यकरणसंछेपेण हि कर्दृत्व॑ | मित्र नहीं है, देह और इन्द्रियोंके 


से संइलेषसे ही कर्तृतव्व होता है और 
स्यात्‌; इलेषः सज्जोडय री 
से च सरलेपषः सज्जीउु | पुरुषको वह सब्लेष है नहीं, 


नास्ति, यतो5सज्ो हार्य पुरुष; | क्योंकि यह पुरुष असह्न है, अत 
तसादम्तः । यह अमृत है । 


एबमेबेतद्‌ याज्ञवल्क्य; सोडह | _[ जनक-] याज्ञवल्क्य ! यह 


े बात ऐसी ही है, में श्रीमानको 
भगवते ! 
भगवते सहखस ददामि; ञत बे सहस्र मुद्रा देता हूँ, अब आगे मोक्ष- 


विमोक्षायेव ब्रृहि; मोक्षपदार्थैक- | के लिये ही वर्णन कीजिये, क्योंकि 


ब्राह्मण ३२ ] शाइरभाष्याथ ९४७ 
ब्को:22- ब्कॉपट 2७. व्यर्ड से: व्करे >:229. कक 2:७७- ब्यपल:2. व 3८23७, आई 72: व्यद सट2७- व्ययि- ० नाई 222स्‍%- 
देशस्य कमप्रविवेकस्य सम्यग्‌ दशि-| ऊपर मोक्षपदार्थक एकद्देश कर्म- 
विधि विवेकका अच्छी तरह दिग्दशन करा 
७ 33 ऊष्व यैव दिया गया है, इसलिये अब आगे 


ब्रूहीति ॥१५॥  मोक्षके लिये ही वर्णन कीजिये ॥१५॥ 





स्वप्नावस्थाके भोगोंसे आत्माक्री अतन्नता 
तत्र असज्भो दाय॑ पुरुष | शड्जा-यहाँ ( पूर्व मन्त्रमें ) 'अ- 
सहो हाय पुरुष. इस वाक्यद्वारा 
इत्यसज्ञताक्त्वे. हेतुरुक;; असन्ञता ही अकतृत्वमें हेतु बतलायी 
उक्त च पूवंस-कर्मबशात्‌ स ईयते | गयी है. और पहले यह भी कहा 
है कि यह कर्मबरश जहाँ इसकी 
इच्छा होती है वहीं चला जाता है, 
अतोडसिद्धों हेतुरुक्तः--“असज्गी | तथा इच्छा ही सद्न है, इसलिये 
क्योंकि यह पुरुष असच्न है? यह 
तो असिद्ध हेतु ही कहा गया है । 
न त्वेतदस्ति; कर्थ तहिं?| समाधान-ऐसी बात नहीं है; 
तो फिर यह असद्ग ही किस प्रकार 
असज्ज एवेत्येतदुच्यते-- है ? सो बतलाया जाता है-- 


स वा एष एतस्मिन्‌ खप्ने रत्वा चरित्वा दृषट्रेव पुण्यं 
च पाप॑ च पुनः प्रतिन्याय॑ प्रतियोन्याद्रवति बुद्धान्तायैव 
स यत्तत्र किश्वित्‌ पर्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसड़ो हाय 
पुरुष इत्येवमेवेतद्‌ याज्ञवल्क्य सो भगवते सहस्॑ 
दृदाम्यत ऊध्य विमोक्षायैव ब्रृहीति ॥ १६ ॥ 


वह यह आत्मा इस खप्तावस्थामें रमण और विहार कर तथा पुण्य 
पीर ८. 
ओर पापको देखकर ही फिर जिस प्रकार आया था और जहाँसे आया था 


यंत्र काममिति; कामथ् सद्भईः 


हय॑ पुरुषः” इति | 


९४८ बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बॉ एस 2७ -आरपन 2७, व्यटल-22 बर्थ: स्‍ व्यर्टिय: न ब्यटयि: 20० नई :2%.. "आए 7 पकक ब्क्ट >::क नया 372७ "टन %- 
उस जागरित-स्थानकों ही लोट जाता है, वह तरहाँ जो कुछ देखना है, 
उससे असछ्लिष्ट रहता है, क्योंकि यह पुरुष असड्ट है| [ जनक-] 
याज्ञवल्क्य ! यह बात ऐसी ही है। मे श्रीमानको सहृस्त मुठ्ठा भेट करता 


हूँ, इससे आगे आप मोक्षके लिये ही उपदेश कीजिये | १६ ॥ 


स वा एप एतसिन्‌ खप्ने स 
वा एप पुरुष: सम्प्रसादात प्रत्या- 
गतः खप्ने रत्वा चरित्वा यथा- 
कामम्‌, स्ट्टैब पुण्य च पाप॑ च-इति 
सबे पूर्ववत्‌; बुद्धान्तायैव जागरि- 
तस्थानाय । तस्रादसद्गभः एवारय॑ 
पुरुष:: यदि खप्ने सद्गभचान्‌ 
स्थातू कामी, ततः तत्सज्भ- 
जेदोपेः बुद्धान्ताय प्रत्यागतो 
लिप्येत ॥ १६ ॥ 


पस वा एप.-वह यह पुरुष इस 
खप्नावस्थामें सुपृप्तिसि लोटकर सप्में 
रमण और विहार कर इच्छानुसार 
पुण्य और पापको देखकर ही-इत्यादि 
सब अर्थ पूर्ववत्‌ समझना चाहिये । 
बुद्गान्तायब-जागरितस्थानके लिये ही 
[ लौट आता हैं ] | अत यह पुरुष 
असह्न ही है | यदि यह इच्छावान्‌ 
होनेके कारण खप्तमें सह्वान्‌ होता 
तो जागरित-अवस्थामे छोौटनेपर यह 
उन सह्नजनित दोपोंसे लिप्त हो 


' जाता || १६ ॥ 


+--७--३२२८६०९०-६&७०.- 


जायरिति-अवस्थाके भोगोंसे आत्माक़ी असज्लता 


यथासो स्वप्नेउसद्भत्वात्‌ ख- 
प्न्सड्जेंद पिजांगरिते प्रत्यागतों 


जिस प्रकार यह स्वप्तावस्थामें 
असद्ड होनेके कारण जागरितिस्थानमें 


छोटनेपर उन खप्तसह्जनित दोषोंसे 


न लिप्यते, एवं जागरितसड्गजेरपि ! लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जागरित- 


दोषेन लिप्यत एवं बुद्धान्ते; 
तदेतदुच्यते-- 





अवस्थामें भी यह जागरितसन्नजनित 


दोषोंसे लिप नहीं हो सकता-यही 


बात अब कही जाती है-- 


स वा एव एतस्मिन्‌ बुडान्ते रत्वा चरित्वा दृष्टेव 


ब्राह्मण २ ] 


शाहरभाष्याथ 


९ड९, 


ब्वॉर्ट कफ बॉ: बॉ: ०. बऑ्प:2 वर्ष: 2० ब्कॉर्टी: 2७ रपट 2- "ऑर्टियी 2 नई 23७ "६-3० ब्वॉ 32 न: 


पुण्यं च पाप॑ च पुनः परतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति ख- 


प्रान्तायेव ॥ १७ ॥ 


वह यह पुरुष इस जागरित-अबस्थामे रमण और बिहार कर तथा 
पुण्य और पापको देखकर फिर जिस प्रकार आया था उसी मार्गसे यथा- 
स्थान खप्तस्थानको ही लोट जाता है || १७॥ 


स वा एप एतसिन्‌ चद्धान्ते 
जागरिते रत्वा चरित्वेत्यादि पू्े- 
चत्‌ । स यत्तत्र बुद्भान्ते किखित्‌ 
पतच्यत्यनन्चागतस्तेन भवति-- 
असड़ो हाय॑ पुरुष इति । 


ननु द््वेवेति कथमवधायेते 
करोति च तत्र पृण्यपापे; तत्फल 


च्‌ पश्यति। 


न, कारकावभासकत्वेन कते- 
पे रू 5 आत्मनेवाय॑ पु ०. ही 
त्वोपपत्ते;; 'आत्मनवाय॑ ज्योतिपा 
आस्ते! इत्यादिना आत्मज्योति 
पावभासितः 


व्यवहरति । तेनास्य कर्तत्वप्मुप- 


वह यह पुरुष इस बुद्धान्त- 
जागरित-स्थानमें रमण और विहार 

-ः्त्यादि अर्थ पूर्वत्‌ समझना 
चाहिये | वह उस जागरित-अबस्था- 
में जो कुछ देखता हैँ, उससे असंशिष्ट 
रहता है, क्योंकि यह पुरुष असद्ठग है। 


शद्वा-किन्तु यह कैसे निश्चय 
किया जाता हैं कि बह उन्हें ठेख- 


' कर ही [ लोट आता हैं ] 7 वहां 


तो वह पुण्य-पापोको करता भी हैं 
और उनका फल भी ठेखता है | 
समाधान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योकि इसका क॒तुंत्व कर्ता-कर्मादि 
कारकंकि अव्रभासकरूपसे ही है । 
'यह पुरुष आत्मज्योतिके द्वारा ही 
रहता है? इत्यादि उक्तिके अनुसार 


कार्यकरणसहगतो | आत्मज्योतिसे अवभासित देहेन्द्रिय- 


सद्जात व्यवहार करता हैं | उसके कारण 
उसके कतृत्वका आरोप किया जाता है, 


चर्यते, न खतः कर्दृत्वम्‌; तथा | सं खत कर्दत नहीं है; ऐसा ही 


कहा भी है---५ध्यान करता हुआ-सा 


चोक्तम्‌ 'ध्यायतीव लेलायतीच' | अत्यन्त चब्चल होता हुआ-सा? इत्यादि 


९७० बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
७2 4९0. ९2७. ८२२६... ९०७. 020. ४९२५ ८९. ०2. ०-००... ८०२० ५८९०७... 
इति--वबुद्धथाद्युपाधिकृतमेव न ब्सका कर्कृ बुद्धि आदि सा 
- | कारण ही है, खत नहीं है। यहाँ ते 
2 पक परमाथपिक्षयोपा- उपाधिकी अपेक्षा न रखकर परमार्थ- 
धिनिरपेक्ष उच्यते--धट्रेव पुण्य | क्की अपेक्षामे ही टसा कहा जाता 
च्‌ पाप॑ चुन कृत्वेति; तेन न | है कि वह पुण्य-पापकों ठेखकर ही 
' छोट आता है, करके नहीं, इसलिये 
पूरपरव्याघाताशड्ा,. यस्ता- यहाँ पूर्वापरके व्याघातक्ी आगद्ञा 
न्िरुपाधिकः परमार्थतो न करोति, , नहीं है, क्योंकि निरुपाधिक होनेके 
न लिप्यते क्रियाफलेन; तथा ' कारण वह परमार्थत नहीं करता 
और न क्रियाफलछसे लिप्त ही होता 
है, ऐसा ही श्रीमगवानने भी कहा 
बिरुणत्वात्‌ परमात्मायमव्ययः । | है-“हे कुस्तीनन्दत | यह अबिनाशी 


शरीरखो5पि कौन्तेय न करोति अनादि और निर्गुण होनेके 
' कारण शरीरमें रहते हुए भी न 


न लिप्यते |” (गीता१३।३१) , करता है और न छिप्त होता है” 


इति। इत्यादि | 


तथा सहसख्रदानं तु कामप्र-|/ तथा सहस्र सुद्राका दान तो 
कामविवेक प्रदर्शित किये जानेके 
कारण है । इस प्रकार 'वह यह पुरुष 
इस स्वप्नावस्थामें” श्वह यह पुरुष इस 
जागरित-अवस्थामें? इत्यादि इन दो 
एप एतसिन्‌ चुद्धान्ते' इत्येताम्यां कण्डिकाओंद्वारा आत्माकी असद्ठता- 

का ही प्रतिपादन किया गया है, 
कण्डिकाभ्यामसड्रतिव प्रतिपादि- | क्योंकि स्वप्तावस्थामें जाकर सम्यक्‌ 


प्रकारसे प्रसादको प्राप्त हुआ यह 
ता; यसाद्‌ ब॒द्भान्ते किये 
हि दू चुड्धान्ते इंतेन पुरुष जागरितस्थानमे किये हुए 


खमान्तं गत; सम्प्रसन्नोउसम्बद्धों | कर्मसे सम्बद्ध नहीं होता, कारण, 


च्‌ मगवतोक्तम्‌--“अनादित्वा- 


विवेकस्थ दशितत्वात्‌ | तथा 'स 


वा एप एतसिन्‌ खप्ने! सवा 


ब्राह्मण ३े ] शापरभाषप्याथे ण्णर्‌ 
८७०. ६0००. ्वप ३ ब्य(0. "बाप: पल बॉस न्अपिय बह -20० व्यस्ू2 ब्व्ट >73७- ब्कॉर्पि: ७ व्यॉ 2 फक 


भवति स्तेन्यादिकायादशेनात्‌, उस समय इसके चोरी आदि कार्य 
नहीं देखे जाते, अत. तीनों स्थानों- 
में यह स्वयं असह् ही है; इसलिये 
यह अमृत और तीनो स्थानोंके 
धर्मेसि ग्रिलक्षण है । 


तसात् त्रिष्वपि खानेषु खतो5्सज्ञ 
ण्वायम्‌; अतोष्मृतः खानत्रय- 





धमविलक्षण; | 
प्रतियोन्याद्रवति खम्ान्ता- । यह प्रतियोनिः--यथास्थान 
स्प्तान्त यानी सम्प्रसादके प्रति ही 
सम्प्र --दर्शन र्‌ गन्‌- 

येव, सम्प्रसादायेत्यथ | लोट आता है, दर्जनवृत्ति स्वप्तका 
चूत्ते: खप्तरय खप्तशब्देनामिधान- | 'स्प्तः शब्दसे उल्लेख देखा गया है, 
दशनात्‌, अन्तशब्देन च विश्येप- ' “ते 'अन्तः ञब्दसे उसके विशेषण- 
! की उपपत्ति होती है, “एतस्मा 
अन्ताय धावति! इस वाकक्‍्यसे 
धावति! इति च सुपप्त दशे- ( वाक्‍्यके “अन्तायः पदसे ) श्रुति 

गिष्यति | सुपृप्तको प्रदर्शित करेगी । 


णोपपत्तेः  'एतसा अन्ताय 


यदि पुनरेबमुच्यते--'खम्ता-। और यदि ऐसा कहा जाय कि 
न्ते रत्वा चरित्वा! 'एतावुमाव- | 'खभान्ते रत्वा चरित्वा और 'एता- 
न्तावनुसश्वरति खम्ान्त॑ च्‌ | अमावन्तावनुसश्वरति खप्तान्त च 
चुद्धान्तं च! इति दशनात्‌, 'खम्मा- | उप पे! ऐसा देखे जानेके कारण 
हे धसप्तान्तायैत्र” इस ग्रयोगपमें 
न्तायेव! इत्पत्रापि दर्शनवृत्तिरेव इस अयोगमें भी दर्शन 
... । पृत्तिको ही खप्त कहा गया है तो भी 

स्व उच्चत इति-तथापि न के ! 
किशि कुछ दोष नहीं आता, क्योंकि असद्गता- 

अद्‌ दुष्यति; असझ्भगता हि 


जे की सिद्धि अभीष्ट है ओर वह सिद्ध 
। सिध्यत्येव; यसा- | कषेही जाती है, कारण यह कि जागरित- 


जागरिते दृष्टृव पुण्यं च पाप॑ च | अवस्थामें पुण्य और पापको देखकर ही 
रत्वा चरित्वा च खम्तान्तमागत$, | तथा रमण और विहार कर यह खप्नान्त- 


एशणर 


वृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बन नव 22७ आर्ट ि: प७- बट? ० ब्प वि बाई. ,कई( 22-20 बट 72 बॉय 2७०. «२72७ न: 


न 
भवति ॥ १७ ॥ 


जागरितदोपेणानुगतो | में आता है किन्तु उस समय जागरितक्रे 
| ढोपसे लिप्त नहीं होता || १७ ॥ 


-- *इ्कश्ल्ड्र--- 


एवमय पुरुष आत्मा खयं-। 


ज्योति: कार्यकरणविलक्षणस्तत्प्र- 
योजकाम्यां कामकर्मम्यां वि- 
लक्षण;-यसादसड्डो हय॑ पुरुष, 


असद्भत्वात्‌-इत्ययमर्थः 'स वा एप 
एतसिन्‌ सम्प्रसादे' इत्याद्यामिस्ति-' 


सभिः कण्डिकामिः प्रतिपादितः; 
तत्रासड्रतेव आत्मन:; कुतः ? 
यसाजागरितात्‌ खमम्‌, समान 
सम्प्रसादम्‌, सम्प्रसादाद्य पुनः 
खम्मम्‌, क्रमेण वुद्धान्तं जागरितम्‌, 
बुद्धान्ताच् पुनः खम्ान्तम्‌-इत्येव- 
मनुक्रमसश्वारेण. खानत्रयस्थ 


इस प्रकार यह पुरुष आत्मा 
खयज्योति, ठेह और इन्ड्रियोसे 
ब्रिलक्षण और उनके प्रयोजक काम 
एव कर्मसे भी विलक्षण हैं, क्योंकि 
यह पुरुष असह ही है, असन्न 
होनेके कारण ही 'स॒ वा एप एस- 
स्मिन्‌ सम्प्रसादे! इत्यादि तीन मन्त्रों- 
द्वारा इस अर्थका ग्रतिपादन किया 
गया है, इससे आत्माकी असद्गता 
ही सिद्ध होती हैं, क्‍यों ? क्योंकि 
वह जागरितसे खप्नको, खप्नसे सुपुप्ति- 
को और सुपुप्तिसे पुन. खप्तको तथा 
क्रमश बुद्धान्त यानी जागरितको 
ओऔर जागरितसे पुन खप्तको--इस 
प्रकार क्रमिक सब्चारके द्वारा उससे 
तीनो स्थानोंका ब्यतिरेक सिद्ध किया 
गया है | पहले भी “खो भूल्वेमं 


व्यतिरेक सु 
; साधितः । पूव॑मप्युप- | छोकमतिक्रामति मृत्यों रूपाणि' इस 
न्यस्तोष्यमथः 'खम्तो भृत्वेम॑ | वाक्यद्वारा इस अर्थका उछेख किया 


लोकमतिक्रामति मत्यो रूपाणि! 
इति-त॑ं विस्तरेण प्रतिपाद्य, केवल 
दृष्टान्तमात्रमवशिष्टम्‌, तद्‌ वक्ष्या- 
मीत्यारभ्यते--- 





गया है। उसका विस्तारसे प्रति- 
पादन कर अब जो केवल दृशन्त- 
मात्र रह गया है, उसका वर्णन 
करूँगी-इस उद्देश्यसे श्रुति आरम्भ 
करती है--- 


6 
च्राह्मण रे ] शाउरभाष्याथ प्ण्३ 


बकॉए22. बह 3.20. नई क्‍4० चर: 2७. ७2० ब्यईट+-220- “वरटए- ७० कट: ६.० ब्याए-:7०० «कर्प ७ ब्यर्द-2.:0 नव्द--- 2०. 
पुरुषके अवस्पान्तर-सच्चारमें महामत्य्यका हृष्टान्त । 
तद्‌ यथा महामत्स्य उसे कूले अनुसशखरति पृव चा- 
परं चेवमेवायं पुरुष एतावुसावन्तावनुसच्चरति खप्नान्तं च 
बुद्धान्त थे ॥ १८ ॥ 
जिस प्रकार कोई बडा भारी मत्त्य नदीके पूर्व और अपर दोनों 
तीरोपर क्रमश: सच्चार करता है, उसी अकार यह पुरुष स्वननम्थान और 
जागरितस्थान इन दोनों ही स्थानोमे क्रमणः सज्ञार करता है ॥ १८ ॥ 
तत्तत्रेतसिन्‌ यथा प्रदर्शितेष्ये ततका अर्थ है नत्र (वहा ) 
अथात्त्‌ इस ऊपर दिखाये हुए विषय 
यह दृश्शन्त बताया जाता हँ-जिस 
लोके महामत्यः, महांश्वासों प्रकार लोकमें महामत्स्य-जो महान्‌ 
मत्खथ, नादेयेन स्लोतसाहाय॑ और मल्य हो अर्थात्‌ जो नदीके 
ल्नोतसे अश्लुण्ण रहनेवाला हो, तथा 
इत्यथेर, स्रोत विएम्भयति, ब्वोतकों भी रोक मी 
खच्छन्द्चारी, उभे कूले नद्याः सच्छन्द ग्रिचरनेव्राला महामस्स्य 


-... जैसे नदीक्े पूर्व और अपर द्वोनों 
पूर्व चापरश्ालुक्रमेण प्रात; रेप ऋमण सच्चार करता है. और 
पश्चरज्नाप कूलद्ल्‍यं तन्म्रध्यवर्तिना सख्ार करता हुआ भी उन दोनों 
उदकस्नोतोबेगेन ने ली तीरोके वीचम रहनेबाे जलप्रशाहके 
के के वि वेंगमे विबण नहीं होता, इसी प्रकार 
.. अदा तर अुरुप एता- यह पुरुष इन दोनो स्थानोमे क्रमश 
वुभो अन्तो अनुसअरति; को हक रे पक हा के 

कक , कीन-से हैं ? खप्तस्खान और जागरित- 

तो ! खप्तान्तं च उद्धान्तेच। ' खान । 
दश्ान्तप्रदशनफल तु इ््श्ान्त-प्रदर्शन करनेका फल तो 
रल्डछप। कार्यकरणसद्दात यह हैं कि अपने प्रयोजक काम और 
सहतत्प्रयोजकास्यां फामकमेम्याम् कर्मोके सहित मृत्युख्प देहेन्द्रिय- 


दृष्टान्तोष्यम्ुपादीयते--यथा 


०्ण्ट बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
कप 2 बा 2 बट 2७ ५७५२-3० 2-० कटने; ७- कई: २-८ पक “3 ब्कर्ट पक ब्कर्ट-222:७- 
अनात्मधर्म:, अय॑ चात्मा एतस्ादू | सद्दात अनास्मत्र्म हैं और यह आत्मा 
विलक्षण:--इति विस्तरतो व्या- | इससे विलक्षण है-इस प्रकार इसकी 


ख्यातम्‌ ॥| १८ ॥ 


गिस्तारसे व्याग्या कर दी गयी ॥१ ८॥ 


>त-+>-+० ०९0० 


अन्र च खानत्रयानुसश्चारेण 
खयज्ज्योतिष आत्मनः कार्य- 
करणसद्दातव्यतिरिक्तस्य काम- 
कर्मम्यां विविक्ततोक्ता; खतो 
नाय॑ संसारधर्मवान्‌ू, उपाधि- 
निमित्तमेच त्वमस संसारित्वम््‌ 
अविद्याध्यारोपितम्‌ू--इत्येप स- 
मुदायाथ्थ उक्तः | 


तत्र च जाग्रत्स्वभसुपुप्तखाना- 
नां त्रयाणां विग्रकीर्णरूप उक्त:, 


यहाँ स्थानत्रयके क्रमिक सश्चारके 
द्वारा वेहेन््रियसड्डातसे ब्यतिरिक्त 
खयप्रकाश आत्माकी काम और 
कर्मोसे भिन्नता बतछायी गग्री हैं, 
यह खय ससारघमंवान्‌ नहीं है, 
इसका समारित्व अविद्यासे आरोपित 
उपाविके कारण ही है-इस प्रकार 
यह समुदायका साराश बतलाया 
गया । हु 

परन्तु यहाँ जाग्रत, खप्त ओर 
सुपृप्त तीनों स्थानोंका पथकू-पृथक्‌ 
रूप कहा गया है, सतवंकोी मिलाकर 


न पुञ्नीकृत्येकत्र दर्शित)--यसा- | एक स्थानमें नहीं दिखाया गया, 
जागरिते ससड्डः समृत्यु) स-' क्योंकि जागरित-अबस्थामे वह अविद्या- 


कार्यकरणसद्बात उपलक्ष्यतेडवि- 
चया; खप्ने तु कामसंयुक्तो 
सृत्युरूपविनिर्मुक्त उपलम्यते; 
सुषुप्ते पुनः सम्प्रसन्नोज्सड़ों भव- 


| वश, ससद्ग (आसक्तियुक्त ) मृत्यु- 


युक्त और कार्यकरणसच्भातके सहित 
देखा जाता है, किन्तु खममें 
कामयुक्त तथा मृत्युके रुपोंसे 
विनिमुक्त दिखायी देता है और फिर 
सुषृप्तिम संम्प्रसादको प्राप्त होकर 





१. यह सम्प्रसाद भी क्षणिक ही है। चित्तका लय होनेसे सब प्रकारकी 
चिन्ताओ ओर छ्लेशोंका बोध न होनेके कारण प्रसन्नता रहती है, उस समय 
मानसिक विकार्रोका सम्पर्क न रहनेसे वह असज्ञ होता है, इसी असद्भताको बतानेके 


च्राह्मण ३ ) शा रभाप्याथे एण्ड 
जप ८-७. २५ ०२७० हा... ३9-79 ०9. २७३००... ०८६२०. ०६२०-- ००६५२. 
तीत्यसड्गतापि वश्यतेः एक-! असम हो जाता है--इस प्रकार 
उसकी असछ्ञ्ता भी देखी जाती है | 

अत एकवास्यतारूपसे जो उपसहार 
किया जानेगला फल हैं, बह इसकी 
' नित्य घुद्द-चुद्धमुकसमावता एक 
घ्वानपर सग्रहीत करके नहीं दिग्तायी 
गयी. अत अब उसे दिखानेके लिये 
यह कण्डिका आरम्म की जाती है 


| 
| 


वाक्यतया तृपसंहियमाणं फरले 


नित्यमुक्तनुद्धशुद्धसमावतास ने- 


कन्र पुज्नीकृत्य प्रदर्शिता, इति 
तत्प्रदशनाय कण्डिका आरभ्यते। 


सुपृप्ते छोबंरुपतास वक्ष्य- |. इसका ऐसा रूप लू वा अस्पेत- 
अस्पेतदतिच्छन्दा स्ट्रा ४ प४तप य्र्ख्प सम! 
माणा 'तद्‌ वा अस्थेतद्तिच्छन्दा | डदी अपहतपाष्याभव झुपस 
अपहतपाप्मामयय॑ रूपम! न इस वाफ़्यद्ारा सुप्मिम ही बतलाया 
फल पक थे म््‌ * | जानेबाला है; क्योंकि ऐसे पिलक्षणरूप- 
पसादपरूप वविंलश्ण सुउरते | वाले सुप्रमस्थानगे आत्मा प्रवेश करना 
प्रविविक्षति: तत्‌ कथम्‌ : इत्याह- | चाहता है. वह किस प्रकार, सो 
चष्टान्तनायाथस्थ प्रकटीभायों | श्रुति बतलाती है--दृश्ान्तसे इस 
भवतीति तत्र चष्टान्त उपा- | अर्थकी स्पष्टना होती है, इसलिये 
दीयते-- इस विपयमें दृश्टान्त दिया जाता है- 
सुपुर्ति आत्माका विधान्तिस्वान हें; शसमें व्येनफा हृष्टान्त 
तद यथास्मिन्नाकाश सयेनो वा सुपर्णा वा विपरिपत्य 
क्र पु + ् प तु ल्‍ 
शन्तः स-हत्य पक्षा सल्यायत प्रयत एवमवबाय पुरुप 
एतस्मा अन्ताय घावति यत्र सुप्ती न कद्बन काम कामयते 
न कश्चन स्वप्न पत्यति ॥ १६ ॥ 
लिये यह दृशन्तमात्र है; वास्तविक अछपता तो तत्वबोधमे दी होती ऐ; और 
उसकी पूर्णतया समानता कही नहीं है | 
हक १. जाग्रत्‌ और स्वप्न अयस्घाओंकी अपेक्षा मुपुप्तिम विलक्षणता अवश्य ₹; 
क्योंकि उसमें बह कामना, पाप और भय आदिसे रदित होता है; झिन्तु उसकी 
यह्‌ अफामता आदि क्षणिक ही है । वस्तुत, अक्राम) नि"पाप एवं निर्भय तो मुक्त 
आत्मा ही है; जो सब अवस्थार्ओसि पंग्फी स्थिति है । 


९्ण्द बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बटर) बकपयिटे बका<2.७. बह... एस 22. बकरे: 2७.. "कई :22७ ब्य(<22७. "कप. कई 3220. "२7: ज्व्ट पक 
जिस प्रकार इस आकाझञर्मे इयेन ( बाज ) अथवा सुपर्ण ( तेज 
उड़नेवाला बाज ) सब ओर उडकर थक जानेपर पर्खोंको फेछाकर घोसले- 
की ओर ही उड़ता है, इसी प्रकार यह पुरुष इस स्थानकी ओर दौडता 
है, जहाँ सोनेपर यह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता और न कोई स्वप्न 
ही देखता है ॥ १९॥ 
तदू यथा--अखिन्नाकाशे. जिस प्रकार इस भौतिक आकाग- 
भौतिके झ्येनों वा सुपर्णो वा, में केन अथवा सुपर्ण-सुपर्ण गब्दमे 
सुपर्णशब्देन क्षिप्र; स्येन उच्यते, व्रेगवान्‌ इयेन कहा गया हैँ, जिस 
यथा आकाशे5सिन्‌ बिहृत्य वि प्रकार इस आकाअमे विहार हल 
2८ हि 22 सब ओर उडकर थक जानेपर कह 
2206: 88: नानापारपरतन- र उडान भरनारूप कर्मसे खिल्र 
रक्षणेन कर्मणा परिखिन्न:, संहत्य होकर पखोंको सहत-संगत अर्थात्‌ 
पक्षी सह्नमस्य संप्रसाय पक्षी, फ्रैछाकर सल्य-जिसमे . सम्यक्‌ 
सम्यग्लीयते अखिन्निति संलयो प्रकारसे छीन होता है, उस धोंसले- 
नीडः, नीडायेव प्रियते खात्मनेव का नाम सलूय है, उस घोंसलेके 
धारयते खयमेव; यथायं दृष्टान्तः, प्रति खय ही अपनेको धारण करता 
एयमेवायं पुरुष;, एतस्रा एतस्मै है? जैसा यह इशन्त है, इसी प्रकार 
अन्ताय धावति । अन्‍्तशब्द- यह पुरुष एतस्मे-इस स्थानके प्रति 
वाच्यस्य विशेषणय्‌-यत्र यसित्न-, | शा्दवाच्य स्थान- 
| का विशेषण-जिस स्थानमे शयन 
न्ते सुप्त, न कश्वन न कश्विदपि, | करनेपर यह किसी भी भोगकी इच्छा 
काम कामयते; तथा न कश्वन | नहीं करता और इसी प्रकार न 


खम्म॑ पश्यति । किसी खप्नको ही देखता है । 
“न कश्वन कामम्‌! इति खप्त-| _ 'न कब्चन कामम? इससे स्वत 
और जागरितिके सभी भोगोंका समान- 


चुद्धान्तयोरविशेषेण सर्व: कामः | रूपसे प्रतिपेष किया जाता है, 
क्योंकि 'कश्चनः (किसी भी ) 
ग्रतिषिध्यते, 'कश्वन! इत्यविशेषि- इस पदके द्वारा किसी भोगविशेषका 


ब्राह्मण रे | 
ब्यॉप१ अप बरस कफ कर >- 


॥ 
तामिधानात्‌; तथा “न कज्चन ' 


सप्तम! इति--जागरिते5पि यदू ' 
दशनम्‌, तद॒पि खप्म मन्यते श्रुतिः, 
अत आह--न कश्चन ख्म 
पश्यतीतिः तथा च शेत्यन्तरम्‌- 
“तस त्रय आवसथास्तयः खम्ता;”! 
(ऐ० 3०१।३।१२ ) इति। 

यथा दृष्टान्ते पक्षिण/ परिप- 
तनजश्रमापनुत्तये स्वनीडोपसपे- 
णम्रू, एवं जाग्रत्स्भयो: कार्य- 
करणसंयोगजक्रियाफले; संयुज्य- 
मानस्थ, पक्षिणः परिपतनज इच, 
श्रमो भवति; तच्छमापनुत्तये 
खात्मनो नीडमायतनं सर्वसंसार- 
धमंविल॒क्षणं.. सर्वक्रियाकारक- 
फलायासश्न्य खमात्मानं ग्रवि- 
शति ॥ १९॥ 


शाइरभाष्याथे 
>र्ट: 2 ब्यर्स 20. बाप 9० ब्यपीफ- बरस ब्लर्सिट न कि: 


णणछ 


नाम न लेकर समान रूपसे ही कहा 
गया है | इसी प्रकार 'न कद्चन 
स्वप्तम! इस वाक्यसे भी समझना 
चाहिये; जागरितमें भी जो कुछ 
देखा जाता है, उसे भी श्रुति स्वरप्त 
ही मानती है, इसीसे कहती है कि 
कोई स्व्रप्त नहीं देखता, ऐसी ही एक 
अन्य श्रुति भी है-“उसके तीन 
आवसथ (स्थान) हैं और तीन स्वप्त 
हैं?! उत्यादि | 

जिस प्रकार इश्टान्तमें उडानसे 
उत्पन्न हुए श्रमकी निवृत्तिके लिये 
पक्षीका अपने घोंसलेमें जाना दिखाया 
है, इसी प्रकार जाग्रत और खम्न- 
अवस्थाओमें हेहेन्द्रिकि सयोगसे 
होनेवाले क्रियाफलेसे संयुक्त हुए 
जीवकों, पक्षीके उडनेसे होनेवाले 
भ्रमके समान ही, श्रम होता है, उस 
प्रमकी निवृत्तिके लिये वह अपने 
घोंसले--निवासस्थान अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
ससारधर्मोसे त्रिलक्षण तथा सब प्रकार- 
के क्रिया, कारक और फलके श्रमसे 
रहित अपने आत्मामें प्रवेश करता 


हैं ॥ १९॥ 














१. सुपुत्तिमं जो जीवका आत्मामें प्रवेण करना कहा है, इससे यह नहीं 
समझना चाहिये कि वह मुक्त आत्माकी भाँति खरूपमें स्थित हो जाता है, यह स्थिति 


णण०८ 


बृहदारण्य कोप नियद्‌ 


[ अध्याय ४ 


अप बईएि:2०- आई -2% बह: न्याय: 3 च्यरट>:2७० “या: ७ “या: "८७०. नई “72: च्यरई 28% ब्कई २:७७. 


स्वप्नदर्शनकी स्थानभूता हिता नाग्नी नाडियोंका वर्णन 


यद्ययायं॑ खभावः--सर्व- 
संसारधमंशन्यता, . परोपाधि- , 
निमित्त चास्य संसारधर्मित्वमूः । 
यत्मिमित्तं चास्य परोपाधिक्ृत ' 
संसारधर्मित्वम्‌, सा चाविद्या-- 
तस्था अविद्यायाः कि खाभाविक- 
त्वम्‌ ? आहोखित्‌ कामकमोदिव- 
दागन्तुकत्वम्‌ ? यदि चागस्तु- 


यदि यह सत्रसंसारधमंग्ून्यता, 
इस आत्माका खभाव हैं तो इसका 
सासारिक वर्मोसे युक्त होना अन्य 
उपानिके कारण है, और जिस हेतुमे 
इसका परोपाथिकृत ससारवर्मिस्त्र हैं, 
व्रह अविद्या है। अब प्रश्न होता है-- 
व्रह अविद्या खाभाविक है अथवा 
काम एय कर्माठिके समान आगन्तुक 
है ? यदि आगन्तुक है, तत्र तो उससे 
मोक्ष होना सम्मब है| किन्तु उसके 


कत्वम्‌, ततो विमोक्ष उपपच्चते; के ५ 
तस्थाथागन्तुकत्वे कोपपत्तिः १ | उक होनेम युक्ति क्या हैं 
४ +5 « । अविद्या आत्माका ही धरम क्या नहीं 
कर्थ वा नात्मधर्भोडविद्या ! इति है अत सम्पू्ण अनर्थोकी वीज- 
स्वोनर्थवीजभूताया अविद्यायाः । भूता अवियाका खरूप निर्णय करने- 
सतक््चावधारणार्थ परा कण्डिका | के लिये आगेकी कण्डिका आरम्भ 


आरम्पते--- | की जाती है- 

ता वा अस्येता हिता नाम नाड्यो यथा केशः 
सहस्रधा भिन्नस्तावताणिम्ना तिए्न्‍न्ति शुक्लस्य नीलस्य 
पिड़लस्य हरितस्य लोहितस्य पूणी अथ यत्रैन॑ झन्तीब 
जिनन्तीव हस्तीब विच्छाययति गतेमिव पतति यदेव 
जाग्रद्ययं पश्यति तदत्नाविद्यया मन्यतेषथ यत्र देव इव 


तो पूर्ण बोध होनेपर ही हो सकती है । सुषुत्त जीवका अव्याकृत मायाके अशभूत 
कारण-शरीरसे सम्बन्ध वना रहता है? अत उक्त कथनका तात्पर्य ब्रह्ममें कारण- 
शरीरके सहित प्रवेश करना है-ऐसा समझना चारटिये । 





च्राक्षण ३ ] शाइ र्भाष्यार्थ ब्ण्र्‌ 
बरस बरनि कब कि: ब< ब्कॉ्टल2स्‍ यई ८22 “का८ल जय, प्र सि: फक सन 2 न्यर्डफ 


राजेबाहमेवेद:  सर्वोष्स्मीति मनन्‍्यते सोएस्थ परमो 


लोक ॥ २० ॥ 
उसकी वे ये हिता नामकी नाडियाँ, जिस प्रकार सहत्न भागोमें 
विभक्त केश होता वैसी ही सूक्ष्मतासे रहती हैं. । वे शुह्ठ, नील, पीत, 
हरित और छाल रगके रससे पूर्ण हैं । सो जहाँ इस पुरुषको मानो मारते, 
मानो अपने वशर्भ करते हैं और जहाँ मानो इसे हाथी खंद्देड़ता है अथवा 
जहों, यह मानो गडहेमें गिसता है; इस प्रकार जो कुछ भी जाम्रदत्रस्थाके 
भय देखता है, उन्हें इस खप्नावरस्था्मे अविधासे मानता, है | और जहाँ यह 
देवताके समान, राजाके समान अथवा मैं ही यह सब हूँ-ऐसा मानता हे, 
वह इसका परमघाम है ॥ २० ॥ 
ता वै, अस्य शिरःपाण्यादि- इस शिर एवं हाथ आदि अब- 
लक्षूणस्थ पुरुषस्य, एता हिता नाम यदोबाले पुरुषकी ये हिता नामकी 
नाव्य), यथा केशः सहस्रधा नाडियॉं, जिस प्रकार सहख भागोमे 
मिन्नः, तावता तावत्परिमाणेनाणि- ' विभक्त हुआ केश रहता है, उतने 
म्रा अशुत्वेव तिष्ठन्ति; ताश्व ही परिमाण यानी सूक्ष्मतासे रहती 
शुक्कय रसस्‍य नीलस्य पिड्गलस्य ' हैं, और वे शुकू, नील, पीत, हरित 
हरितस्य लोहितस्य पूर्णाः, एतेः ! एवं छोहित रसकी भरी हुई हैं अर्थात्‌ 
शुक्ृत्वादिभी रसविशेषे) पूणों इन झुछ॒लादिविशिष्ट रसोंसे पूर्ण है, 


इत्यथे;; एते च्‌ रसानां वर्ण- 


विशेषा वातपित्तश्ेष्मणाम्‌ इत- ' 
रेतरसंयोगवेषम्यविशेषाद्‌ विचित्रा ' 


बहवश्व सवन्ति । 

तास्वेवंविधासु नाडीषु सक्ष्मा- 
सु वालाग्रसहसमेदपरिमाणासु 
शुक्कादिस्सपूर्णास 


ये रसोके वर्णविशेष वात, पित्त और 
करफोंके पारस्परिक संयोगकी विशेष 
विषमताके कारण विभिन्न और बहुत 


 प्रकारके होते हैं | 


इन इस प्रकारकी शुक्तदि रसोसे 


| पूर्ण, सम्पूण शरीरमें फैली हुई और 
' वाछाग्रके. सहस्ताश परिमाणवाली 
सकलदेह- | सूक्ष्म नाडियोंमें वह सतरह त्लोका 


९६० बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अयाय ४ 


ब्कएस2 वर: ब्प्से: ७: व्क>: 22 “कई: 27 :७-*यईड "० बम. ०८५० १. ब्र्टरेए ब्ॉर्टियप. २.2० -ऑर्ट 2: 


व्यापिनीषु सप्तदशक॑ लिड़ें बतेते। , लिहृअरीर रहता हैं। उसीके अधीन 


तदाश्रिता। सवा वासना उच्चाव- 
चसंसारधमानुभवजनिताः; तलिड्ें 
वासनाश्रय॑ सक्ष्मत्यात्‌ . स्व- 
च्छ॑ स्फटिकमणिकल्पं नाडीगत- 
रसोपाधिसंसर्ग 5-7» धर्माधमग्र 
पंसर्गवशाद्‌ है 
रितोद्भूतबृत्तिविशेष॑ स्नीरथहस्त्या- 
चाकारविशेषवासनामिः प्रत्य- 
चभासते | 

अथेवं सति, यत्र यसिन्‌ काले 
अविद्याप्रत्ययो- केचन शत्रचोडन्ये 


जुतदु खानुभव- 
प्रदर्शमम्‌ नी उस्‍्केरा सामा- 


ससारके उँच-नीच धर्मोके अनुभवसे 
उत्पन्न हुई सारी वासनाएँ है। 
वासनाओका आश्रयमूत वह लिट्ठ- 


, शरीर सूल्म होनेके कारण ख़च्छ 


पड 


और स्फटिकमणिक्रे समान है, बह 
नाडीगत रसरूप उपात्रिके सस्गमे 
वर्माथप्रेरित उद्धभृतबृत्तिविशेपवाला 
तथा खस्री, रथ, हाथी भादि आकार- 
वाली विजवेप वासनाओंसे युक्त भासित 
होता हैं | 


ऐसी स्थितिमे, जिस समय बास- 
नाओंके कारण "कोर शत्रु अथवा 
अन्य चोर आदि आकर मुझे मारते 
हैं? ऐसा अवियासज्ञक दृथा ही प्रत्यय 


ग॒त्य घन्ति-इति झपेव बासना- हो जाता है, उसके विपयर्मे यह कहा 
निमित्तः प्रत्ययोडविद्याज्यो जायते, जाता है-उस खम्नद्रशकों मानो 
तदेतदुच्यते--एनं खपम्नदश च्व- | सिह है 'जिनन्तीव”-मानो 
वेति ' बशमें करते हैं | [ वास्तवमें ] उस 
न्तीवेति; तथा जिनन्तीव वश्ी- समय न कोई रा है न 
कुब॑न्तीव; न केचन प्न्ति, नापि ' बशमे ही करते हैं, यह तो केवल 
वशीकुवेन्ति, केवलं त्वविद्यावास- ' अविद्याजनित बासनाके उद्भवके कारण 
नोडबनिमित्त आन्तिमात्रमू:  ्वमात्र दो जाती है, इसी प्रकार 
तथा हस्तीवैनं विच्छाययति वि- अल धान की जम 

विद्रावयति । विद्रावित करता अर्थात्‌ दौडाता 
च्छादयति विद्रावयति धावयती-, / परी करता ) है तथा यह मानों 


चेत्यथं;; गतमिव पतति--गते गर्तमें गिरता है अर्थात्‌ अपनेको गर्त-- 


ध्राह्मण मे ) धाउसप्म प्याये व््च््‌ 


अर्टेट0+ कि 5 52० बॉ बदलना बर्फ बिक 


जीप कृषादिकर्मित पतन्‍्तघात्मा- पुराने कपादि (गला-स देता है, 
 ताधशी उस "से इस प्रकारकी मिध्या उसता 
पत्ता हो जती है जो दे गए! 
होनेकि कारण अध्यन्त नि: और 
पर्मेक्रामिताल्ताकण इक । अन्त .बरणओ अवशिमिता सत्तिये 


दुःखरुपलात । आपित रह प्ती ते 
& बहुना, परदेव बजकर अधिक उवा. पा 
व हस्त्यादिलधणम्‌ दे जो दुल मए होती आहिस्स भय 
पद्याति हसस्‍ट4॥०५  तेंदेव ता ६० ने खशबम्गागे रस 


अज्राम्सित्‌ कक फ्रि प्र न्‍ रच दिग्ग्ण हम हि 
भयरूपभ्‌ ते म्प्त विनय हस्त्यो्विः: यो; बिना ही जगत, 


हस्त्यादिरुप भयमविद्यावासनया नर अधिवागगनसे उसे भयनतकी। 


मूपचोदुतया मन्यते । जा मिलआ ही एं। सच मानने लगता हैं। 


सा पुर्वा्राविध्ापकप्यणा- और किए उ अपियाक अपकी 
हि ओर गियाका उर्फ! ऐसे लगता ७, 

ददानर्ागि ६ ण विद्या चखात्कू- नो उसऊा क्या विउय और तया 
लक्षण ऐोता मे मो बतताया जाती 
-पिर जब-्जिस समय वह लि 
किलक्षणा वे | इत्युव्यते-- व टयताक समान हो आती ४, अर्थात्‌ 
ज़त्र जआगरितिकाली दय्नताविपणिणी 
विद्याका दवा होता है, तब्र उन उूति 
अवरति, देवताबिपया विद्या यदो- ४ बामनासे वह अपनेको देवताके 
समान मानता है) स्वप्नों भी ऐसा ही 
_ऋष्टा जाता हैं कि बह देवताक्े समान 
, तथा... राजके सेमी होता. है; 
[ तात्पय यह है कि ) जॉगरित- 
हि अबम्थाम अभिषेकपूर्वक. रियर 
राज्यशो5मिपिक्त: खप्न5पि | संत हुआ पुरुष उस राजवासनासे 

बं& जे० ने पति 


दाह उप शनर्म, प्यमाण- किंविपया 


ज ८ 5 के ६ 
पुनयत्र यग्मिन कार, देव इच स्वयं 


ज्भ्ता जएएरितकाल ले, तदोदूतया 


बसनया देवमिवात्मान मल्यते; 


खम्े5पि तदुच्यते-देव छत, राजेव) 


श्र बृद्ददारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कॉरस बॉ बन ब्रेक, बबरिनिटय ७ बर्ट कीट *- 32. न्क: परे 3:2८ "यार: बट )%- -र्ट य:फरिक- 


राजाहमिति मन्यते राजवासना- | युक्त होनेके कारण खम्नमें भी 'मे 


वासितः । | राजा हूँ? ऐसा मानता है । 
एवमत्यन्तप्रक्षीयमाणाविद्या इसी प्रकार जब अवियद्ा अत्यन्त 


क्षीण हो जाती है और सर्वात्म- 


विद्या सवोत्मविषया है 
उद्धता च॒ विद्या सबोत् विषयिणी विद्याका उद्भव हो जाता है, 


यदा, तदा स्वप्नेषपि तद्भाव- 
भावित+--अहमेवेदं सर्वोष्सीति 
मन्यते; स यः सर्वात्ममावः, 


उस समय उस भात्रसे भावत्रित रहने- 
के कारण वह खप्तमें भी “मे ही यह 
सर्वरूप हूँ? ऐसा मानता है, यह 


जो सर्तात्ममभाव है, वह इस आत्मा- 
का परम लोक-खाभात्रिक परम 
आत्ममाव है । 


सो5्स्यात्मनः परमी लोक, परम 
आत्मभावः खामाविकः । 


यत्तु सवोत्मभावादर्याण वाला-।.. और जो सर्वात्ममावसे उतरकर 
विदयाविधयेेंद..भ्रमात्रमप्यन्यत्वेन । अपनेको वालग्रमात्र भी 'म॑ यह नहीं 


_ | हैं इस प्रकार अन्यरूपसे देखता है, 
दश्यते--नाहमसीति, तदवख्था वह अवस्था अविद्या है, उस 


विद्या; तया अविद्यया ये प्रत्युप- | अविधाद्वारा प्रस्तुत किये गये जो 
स्थापिता अनात्ममावा लोकाः, | अनात्मभाव हैं, वे स्थावरपरयनत छोक 
तेज्परमाः खाबरान्ता;; तान्‌ | हैं, उन व्यवहारत्रिषयक 


व्यवहार को कान गत्माय लोकोंकी अपेक्षा यह सर्वात्मभाव 
संग्यवहारविषयॉलोकानपेक्ष्याय॑ स- पूर्ण. तथा अन्‍्तर-वाह्मशून्य है, 


वत्मभावः समस्तो5नन्तरो 5्वाह्म, | वह इसका परम लछोक है , अत 
सो5स्य परमो छोकः । तस्मादप- | अविद्याका अपकर्ष और विद्याकी 
कृष्यमाणायामविद्यायां विद्यायां | "काश होनेपर सर्वात्मभावकी प्राति 


5 ही मोक्ष है, तात्पप यह है कि 
च काष्टां गतायां सर्वात्ममावों | स प्रकार खम्तमें आत्माका खर्य- 
मोक्षः | 


यथा खयज्ज्योतिएईं | प्रकाशत्व प्रत्यक्ष उपलब्ध होता है, 
खण्ने प्रत्यक्षत उपलभ्यते तद्ग॒दू | उसी प्रकार विद्याके फल मोक्षकी 
विद्याफलमुपलम्यत इत्यथः | | प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है । 


ब्राह्मण र | शाइरसाष्याथ ९्द्३े 
बॉ" बा. बे: ७ नए: च्याई 322 न ८22७ 2... नि पक बॉ: 2. पक कई 22७- रईि:- 
तथाविद्यायामप्युत्कृष्यमा- इसी प्रकार अविद्याका उत्कषे 
रवीयमायोयां और विद्याका तिरोभाव होनेपर भी 

|] न्च 
णायाम्रू , तिरोधीयमान | पजिस समय मानो इसे कोई मारते 
विद्यायाम्‌,अविद्यायाः फल प्रत्यक्षत| है अथवा वशमें करते हैं? इत्यादि 


एवोपलम्यते-'अथ यत्रेन॑ घन्तीव | रूपसे अविद्याका फल प्रत्यक्ष ही 


जिनल्तीव' इति । ते एते विद्या- होता है। वे ये सर्वात्ममाव 
परिच्छ ओर परिच्छिन्नात्ममाव क्रमश. विद्या 

विद्याकार्यें सर्वात्ममावः परिच्छि- | २ अवियाके कार्य हैं, झुद् 
नात्ममावश्र; विद्यया शुद्धया ' विद्यासे पुरुष सर्वात्मा हो जाता है 
सर्वात्मा भवति; अविद्यया चा- और अविद्यासे असरव॑ होता है, वह 
सर्वो भवति; अन्यतः कुतश्रित | किसी अन्यसे विभक्त हो जाता है 
| और जिससे विभक्त होता है, उससे 

प्रविभक्तों मवति; यतः परवि- विरुद्ध रहता है तथा विरुद्ध रहनेके 
भक्तो भव॒ति, तेन विरुध्यते; | कारण मारा जाता है, जीता जाता 
विरुद्धत्वाद्‌ हन्यते जीयते विच्छा- | ैै तथा खदेडा जाता है | असर्वका 
सम विषय रहनेपर ही भिन्न होनेके कारण 


यह सब होता है, यदि सवेरूप 
भिन्नत्वादेतद्‌ मवति; समस्तस्तु 


रहता तो किससे भिन्न होता, जिससे 
सन्‌ कुतों भिद्यते येन विरुध्येत; 


कि उसका विरोध हो सकता और 
वर विरोध न होनेपर सके 

विरोधामावे केन हन्यते जीयते पक वो ली जग 

विच्छाधते च ! खदेडा जाता ? 








| मारा जाता, जीता जाता अथवा 


॥] 


अत इद्मविद्याया: सतत्तयमुर्त | अतः यह अविद्याका खभाव 


सजा | है सर्वात्मा 
भवति--सवोत सन्तमसर्वा- उणीया जाता कि पुरुष सवात्मा 
। होते हुए अपनेको असर्वात्मरूपसे 
त्मत्वेन ग्राहयति, आत्मनो5न्यदू | ग्रहण कराता है, आत्मासे मिन्न कोई 


९६७ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कर्ट > ७, बकरी: आई 22232 न्यर्द ८24 व्या:2:0क्‍ बॉ >- 23% आम 2७ न्याए 230७, “या +-220 न्या ०-22 ब्कर्ट: 2 पक ब्याए>-फक, 


बस्त्वन्तरमविद्यमानं प्रत्युपस्थाप- | दसरी वस्तु न होनेपर भी उसे 


यति, आत्मानमसबंमापादर्याति; 
ततस्तह्विपष:ः. कामी... भवति 
यतो भिद्वते, कामतः क्रियाझ॒पा- 
दत्ते, ततः फलम-तदेतदुक्त 
चक्ष्यमाण॑ च--“यत्र हि डेतमिव 
भवति तदितिर इतर पन्यति' 
इत्यादि | 

इृदमविद्यायाः सतत्व॑ सह 
कार्येण प्रदर्शितम; विद्यायाश्र 
कार्य सर्वात्ममावः प्रदर्शितो- 
5विद्याया बिपर्ययेण | सा चाविद्या 
नात्मनः खामाविको धर्मः-यसादू 
विद्यायामुत्कृष्पमाणायां खयम- 


पचीयमाना सती, काष्ठटां गतायां | 


विद्यायां परिनिष्ठिते स्वात्ममावे 


सर्वात्मना निवतते 


उपस्थित करता है तथा आत्माकों 
असबरूप बना देता है, फिर 
जिससे भेद मानता है, उसके विपयर्मे 
कामना होती है, कामनासे क्रिया 
खीकार करता है ओर उससे फल 
होता है, इसीसे यह कहा है और 
आगे कहा भी जायगा कि “जहाँ 
द्वेत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको 
देखता हैं? इत्यादि | 
यह अविद्याका खरूप उसके कार्य- 
के सहित दिखाया गया तथा अवियाके 
विपरीनरूपसे विद्याका कार्य सर्वात्म- 
भाव दिखाया गया। वह अविया 
आत्माका खामाविक धर्म नहीं है, 
क्योंकि विद्याका उत्कर्प होनेपर वह 
खय॑ क्षीण होने लगती है और जिस 
समय विद्याकी पराकाप्टा तथा सबा- 
' त्मभावकी पूर्ण ग्रतिष्ठा हो जाती है, 
उस समय रज्जुका निश्चय ह्ीनेपर 


रज्ज्वामव | जज्जुमें सर्पक्षनके समान उसकी सर्वथा 


सपज्ञान रूज्जानथय। ततचाक्तम्‌--। निद्धत्ति हो जाती है | ऐसा ही कहा 


“अत्र त्वस्य सवेमात्मेवाभूत्तत्‌ केन 
कंपरयेत्‌!! (च्च० 3० ४ | ५। १५) 
इत्यादि; तस्ात्नात्मधर्मोडविद्या; 
न हि. खामाबविकसो- 


्छित्तिः कदाचिदप्युपपचते, 


भी है---“जहों इसके लिये सब 
आत्मा ही हो गया है, वहाँ किसके 
द्वारा क्या देखे ”” इत्यादि, इसलिये 
अविद्या आत्माका धर्म नहीं है, 
क्योंकि सूर्यके उष्णता और प्रकाशके 
समान खाभाविक धर्मोका कभी 


ब्राह्मण हे | शाइरसाष्याथे ९छ० 
बस नाव कप ब्कलिट ब्यरियपे ब्रिटन १ लि कई" टन चर बर्ई फेक न पक व क 
सवितुरिवोष्ण्यप्रकाशयोः | तसात्‌ | उच्छेद नहीं हो सकता। अतः 
तस्या मोक्ष उपप्यते ॥| २०॥॥ | उससे मोक्ष होता सम्भव है ॥२०॥ 
--*“अच पट प्रटशा -_> 
मोक्षका स्वरूप प्रदर्शित करनेमें सीसे मिले हुए पुरुषका हृष्टान्त 
इदानीं योउसो सर्वात्मम्ावो | अब, यह जो विद्याका फल क्रिया- 


गत विधोपल हि कारक एवं फलसे रहित सर्वात्ममाव- 
क्रयाकारकफल- 
गन मल मत , रूप मोक्ष है, जिसमे कि अविया 


शन्यम्‌, स प्रत्यक्षतों निर्दिश्यते, काम और कर्मका अभाव है, उसका 
यत्राविद्याकामकर्माणि न सन्ति | पत्यक्षतया निर्देश किया जाता हैं। 


'जिस अबस्थामे सोया हुआ पुरुष 
प्रस्तुतरु--यत्र सुप्ती न हे 
रद्द कि ये ह किसी भोगकी इच्छा नहीं करता 
कश्वन काम कामयते न कश्वन और न कोई खप्त देखता है? इस 


ख्म पर्यति! इति--- प्रकार जिसका प्रकरण चला थां-- 


तद्‌ वा अस्येतद्तिच्छन्दा अपहतपाप्मासय<रूपस | 
तद्‌ यथा प्रियया खस्रिया सम्परिष्वक्तो न बाह्य किब्वन वेद 
नान्तरमेवमेवार्य पुरुषः प्राश्ञनात्मना सम्परिष्वक्तो न बाह्य 
किश्वन वेद नान्तरं तद्‌ वा अस्येतदाप्तकाममात्मकासम- 
काम< रूपश्शोकान्तरस्‌ ॥ २१ ॥ 
वह इसका कामरहित, पापरहित और अभय रूप है | व्यवहारमे 
जिस प्रकार अपनी प्रिया भार्याकों आलिढ्न करनेवाले पुरुषको न कुछ 
वाहरका ज्ञान रहता है और न मीतरका, इसी प्रकार यह पुरुष प्राज्ञात्मासे 
आलिश्वित होनेपर न कुछ वाहरका विषय जानता है और न भीतरका; 
यह इसका आप्तकाम, आत्मकाम, अकाम और शोकशत्य रूप है ॥२१॥ 
तदेतद्‌ वा अस्यरूपस्‌-यः सर्वा-' इसका यह रूप, जो कि सर्वात्म- 


है ही । भाव एवं यह इसका परम छोक 
त्मभ्ाचः 'सोड्स परमी लोक इत्यु- है? इस प्रकार कहा गया है, 


रद्द बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
“्यॉप १७. व्य :प व्याई 3 2७ व्यट-2 बप व: बसे: ब्य्ट>- 22७० ब्यटन-2७. “कई न": न 27026. ८०:०७ «ई>- ७० 
क्तः--तदतिच्छन्दा अतिच्छन्द्‌- | वह अनिच्छन्दा अर्थात्‌ अतिच्छन्द-रूप 
है, क्योंकि अतिच्छन्द अब्द रूपका 
विशेषण है | छन्द्र कामको कइते 
मः, अतिगतरन्दो यसाद्‌ रूपात्‌ है, अत जिस रूपसे छन्‍्द ( काम ) की 
20.42 _ . निवृत्ति हो गयी है, बह अतिच्छन्द- 
के कक हो कस ' रूप कहल्वता है, जो सान्‍्त उत्दस्‌ 
सान्तरछन्दःशन्दा गायन्याद- ' शब्द है, वह उससे भिन्न है, जो गायत्री 
हन्दोवाची; अय॑ तु कामबचनः, आदि छन्‍्दोका वाचक है, यह छन्द 
उब्द तो कामब्राची है, इसलिये 
खरान्त ही है। फिर भी 'अतिच्छन्दा? 
च्छन्दा इति पाठः खाध्यायधर्मो ऐसा दीर्घान्त पाठ तो खाच्यायचर्म 
द्रष्टन्यः | अस्ति च लोके काम्‌-। + ना चाहिये । लोकमें से 
च्छन्दः 'रच्छन्दः इत्यादि शरब्दोर्म 
पचनप्रशुक्तर्ठन्दशब्द: 'खि- | छन्द शब्दका काम अर्थमें प्रयोग 


च्छन्दः/'परच्छन्द:!इत्यादौं; अत: | प्रसिद्ध है, अत कामत्रजित इस 


५ 5९ 28 अर्थमें इस रूपका 'अतिच्उन्दम 
५ ह। इत्येवसुपनेयस्‌ 
अतच्ठन्द्स्‌ हत्यवसुपनंयम , | सर प्रकार परिर्तन कर लेना 


कामवर्जितमेतद्‌ रूपमित्यसिन्नर्थ | | चाहिये । 
तथापहतपाप्म-पाप्मशब्देन | इसी प्रकार वह अपहतपाप्त है--- 
धर्माधमावुच्येते,. “पाप्ममिः | यहाँ पाप्म शब्दसे धर्म-अधर्म दोनों 
संसृज्यते!! (च्ृ० उ० ४। ३।८ ) | ही कहे गये हैं, जेसा कि “पाप्ममि, 
“पाप्मनो विजहाति” (४।३।८ ) | संझृज्यते”| “पाप्मनो विजहाति'7 
इत्युक्तत्वात्‌; अपहृतपाप्म धर्मा- | इन वाक्योंमें कहा गया है, अत “अप- 
धर्मवर्जितमित्येतत्‌ | | हतपाप्म? अर्थात्‌ धर्माधर्मसे रहित । 


मित्यथः, रूपपरत्वात्‌; न्दः का- 


अतः खरान्त एवं; तथाप्यत्ति- 





# इसलिये इसका “अतिच्छन्दम? ऐसा नपुसकलिजक्ञ प्रयोग होना चाहिये। 


नी “धर्माघर्मके आश्रयभूत देह ओर इन्द्रियोंसे सयुक्त हो जाता है ।?? 
| धर्माघर्मके आश्रयभूत देह इन्द्रियोंको त्याग देता है |”? 


पे रद 
ब्राह्मण ३ ] शाइस्साययाथ 
522७. बरस बरस 04 बगल बई22 बॉ :2.०- "कॉपी पे कॉरलीफ ब्यॉर्टिय 3 +रसि अई्ियक- अरस:2०- 


कि, अभ्षपर--भयं॑ हि तथा अभय है---भय तो अविदाका 
व्ियेंों ही कार्य है, 'अवियासे भय मानता 

नामाविधयाकापेमू , 'अविधय | है? ऐसा पहले कह जा चुका है | 
भय मन्यते!' इति बुक्तम्‌ । ते- । यह उस ( अबियया ) के कार्यके 
स्कार्यद्वारेण कारणप्रतिषेधोड्यम्‌; | दर कारणका ग्रतिषेष किया गया 
अंधर्ग रुपेमिलदिशपिसित मिस. है ; अमयरूप अर्थात्‌ जो अवियासे 
सी दल ज [रहित है | [ इस प्रकार ) यह जो 
तत्‌ । यदेतदू विद्याफले सवोत्म- विद्याका फल सर्वात्ममाव है, वह 
भाव), तदेतद॒तिच्छन्दापहत- कॉमरहित, पुण्यपापरहित एवं अभय- 
0 मत र्ख रूप है, यह सम्पूर्ण ससारधमोंसे 
पाप्माभयं रुपम्‌--सर्वसंसारधर्म- (हित है, इसलिये अभयरूप है। 
वर्जितमू, अतो5भयं रूपमेतत्‌ | इद॑ इसका इससे पूर्वत्रतां ब्राह्मणकी 


च्‌पूर्वभेवोपन्यस्तमतीतानस्तर- | सेनाप्तिमे “है जनक | त. अभयको 

प प्राप्त हो गया है? इस वाक्यद्वारा 
त्राह्णणसमाप्ती “अभ्य॑ बे जनक | पहले ही वर्णन कर दिया गया है । 
ग्राप्तोतसि” ( ४। २।४ ) इत्या- | यहाँ तो पूर्वप्रदर्शित वेदार्थमें प्रत्यय 


गमतः | इह तु तकीतः अपश्िित ( विश्वास ) की दृढताके लिये ही 
उसका युक्तिपूर्वक त्रिस्तार किया 

दर्शितागमाथम्रत्ययदात्याय |. गया है | 

। 

अयमात्मा खय॑ चेतन्पज्योतिः- ,.._ यह खर्य॑ चैतन्यज्योनि:खरूप 
खभाव सर्व स्वेन चैतन्यज्योति- | सबको अपने चैतन्यप्रकाशसे 
' प्रकाशित करता है---'वह जो कुछ 
उस अवस्थामें देखता, रमण करता, 


खित्‌ पश्यति,रमते,चरति,जानाति | विहार करता एवं जानता है [ उस 
वेस्युक्तर्‌; खित॑ चैतस्न्यायतो | न रखता है)! ऐसा पहले 


की कल, कहा जा चुका है; यह चैतन्य- 
नित्यं खरूप॑ चैतन्यज्योतिष्ठ- | ज्योतिष्ट आत्माका नित्यखरूप हज 


मात्मनः । ऐसा युक्तिसे भी निश्चय होता है | 


घावभासयति---स यत्तत्र कि- 


९द८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
>च(प9 (२ 2:७. ब(प्मे पक बह फ नए 23 ००६९: ७- कई >:22७. आर्ट 2:2७ ब्यॉ:००- नई 22: “का >::0. “र्ट 7.7० 
स यदात्मा अन्नाविनष्टः स्वेनेव | इस सुपृप्तावस्थामें यदि बह आत्मा 
करस्मादयम नष्ट न होकर अपने खरूपसे ही विद्य- 
रूपेण वरतते, उपर मान रहता है तो जाग्रत्‌ और खम्मके 
सीत्यात्मान॑वा, बहिवो --इमानि । समान "मे यह हर! इस प्रकार अपने- 
भूतानीति, जाग्रत्खप्रयोरिव न | को और अपनेसे बाहर इन भतोको 
जानाति -इत्यत्रोच्यते; शृप्पत्रा- |... नहीं हे शावतो, तर बेट 
ला कहा जाता ह-5स अवस्थाम उसक न 
ज्ञानहेतुम्‌--एकत्वमेवाज्ञानहेतु:: ' जाननेका जो हेतु है, सो सुनो-उसक्रे 
तत्‌ कथम्‌! इत्युच्यते । च्टान्तेन ' न जाननेका कारण एकत्ब ही हैं, सो 
हि प्रत्यक्षीमव॒ति विवध्ितो<थ किस प्रकार ? यह बरतलाया जाता 
' है | विवक्षित अर्थ इृश्ान्तसे स्पष्ट हो 
20 जाता है, इसलिये श्रुति कहती है- 


तत्तत्र यथा लोके प्रिययेटया. इस विपयमें ऐसा समझना 


गा चाहिये कि जिस प्रकार लोकमे 
ख्तिया सम्परिष्वक्तः सम्यक्‌ परि- अपनी कामना करनेवाली प्रिया-इष्ट 


प्वक्तः कामयन्त्या काम्रकः सन्‌ | ख्रीसे खयं भी कामुक होकर सम्यक्‌ 
न वाह्ममात्मनः किश्वन किश्विदपि | रे आलिश्वित हुआ पुरुष अपने- 

रे बर्ल्विति से वाहर 'मुझसे मिन्न कोई भी वस्तु 
वेद--मत्तोउन्यद्‌ ! ने | है? ऐसा नहीं जानता और न भीतर 


चान्तरम--अयमहमस्पि सुखी | दी 'यह में सुखी अथवा दु खी हें? 


। हे ऐसा ही जानता है, उससे आलिद्वित 
दु/खी वेति; अपरिष्वक्तस्तु तया ते हमर तो लत अल रद 


प्रविभक्तो जानाति सर्वेमेव वाह्मम््‌ | वाहरी और भीतरी सव वातोकों जानता 





१. यहाँ एकत्वका अर्थ आत्माका अद्वेत वोध नहीं समझना चाहिये, क्योंकि 
सुघुप्तिमें यह बोध नहीं होता, बोध होनेपर तो किसी अवस्था विशेषसे, जिसका शब्द- 
द्वारा निर्देश किया जा सके, सबन्ध रहता ही नहीं। सुपुप्तिमें चित्तका लय होनेसे कुछ 
क्षणके लिये नानात्वका भान नहीं होता, इसी आशयसे एकत्वको कारण बताया है | 


ब्राह्मण रे | शाहरभाष्यार्थ स्ष््थ 
बॉ... <व(>:७ व्यई2% न 72) बईए 7७ नई 7-2०- बढ. नर: बक्से: ब्यर्ट पक ब्यई+- 3० 252 


आस्यन्तर॑ च परिष्वज्ञोत्तरकारं | है; आलिज्वनके वाद तो एकाकारता 


ल्वेकत्वापतेन जानाति--एबमेव, | दो जानेसे वह कुछ नहीं जानता-- 


हे जिय ; श्षेत्रज्ञो इसी प्रकार जैसा कि यह दृशन्त है, 
यथा रृष्टान्तोष्यं पुरुष) क्षेत्रज्ञों न पर लग अल लि का 


भूतमात्रासंसर्गतः सैन्धवखिल्य- (णडकेसमान विभक्त होकर,जलादिमे 
चत्‌ प्रविभक्त:, जलादो चन्द्रादि- ' चन्द्रमादिके प्रतिब्रिम्बके समान इस 
प्रतिविम्बबत्‌ू कार्यकरण इह देहेन्द्रियमे प्रविष्ठ हो रहा है, वह 
प्रविष्ट सो5य॑ पुरुषः,प्राह्ञेन परमा- ये पुरुष अपने खाभाविक परमार्थ- 


र्थेन खामाविकेन स्पेनात्मना परेण पक थक है हक 
ज्योतिषा, सम्परिष्क्तः ् होकर निरन्तर और सर्वात्मा होनेके 
परिष्वक्त एकीसृतो  , कारण न तो किसी बाह्म बस्वन्तरको 
सवोत्मा, न वाह्म॑ किश्वन वस्त्व- ' जानता है और न आन्तर अर्थात्‌ 
न्तरम, नाप्यान्तरमात्मनि--अय- आत्मामे ही यह सुखी अथवा दुखी 
महमस्ि सुखी दुःखी वेति वेद । में हूँ! ऐसा समझता है |# 


तत्र चेतन्यज्योतिःखभावत्वे. इस प्रकार तुमने जो पूछा था 
कि चैतन्यात्मज्योतिःखरूप होनेपर 
भी वह इस अबस्थामे क्यो नहीं 
_आक्षीः, तत्राय॑ हेतुर्मयोक्त एकलम्‌, जानता, सो उसमे मैने एकत्व यह 


क इस प्रसद्धसे कोई यह न समझ ले कि सुषुसतिमे जीव वस्तुतः आत्मनिष्ठ; 
एक अद्वितीय एव सर्वात्मा हो जाता है | यह तो बोधवानका खरूप है | जो किसी 
अवश्थाविशेषसे परिच्छिन्न होगा, वह सर्वात्मा कैसे हो सकता है ? इस प्रकरणका 
ताल, जैसा कि पहले टिप्पणीमें बताया गया हैं; इतना ही है, कि उस समय 
कुछ भी भान नहीं रहता, सुपुसिसे जागनेपर मनुष्य यही अनुभव सुनाता है कि 
के सुखसे सोया, कुछ नहीं जाना? इत्यादि । उसको सर्वात्ममभावका बोध नहीं रहता 
क्योंकि आवरण दूर हुए, बिना यह बोध प्रकाशित नहीं होता और बोध हो जानेपर 
आवरण रहता नहीं; सुषुतिसे जीव पुनः जाग्रतू-अवस्थामें आता है; इससे इसकी 
सरूपस्थिति नहीं मानी जा सकती; स्री-पुरुषके मिलनका दृष्टान्त अथवा सुषुप्तिका 
इृश्नन्त वस्तुको समझानेके लिये सब एकदेशी दृश्टान्तमात्र है, मुक्तपुरुषकी किसी 
दूसरेसे वास्तविक तुलना हो ही नहीं सकती । 


कसादिह न जानातीति यद- 


९७० चृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बटर कप. आम. बर्फ बन 2७  :र७. "क ०2. आडग7 ० नए 2० बक्से न्वर्ट न? पक >्य्ट- 7 :क 
यथा ख्रीपुंसयोः सम्परिष्वक्तयोः | | हेत बरतछाया, जिस प्रकार कि 


तथार्यान्नानात्व॑ विशेषधिज्ञानहैत परस्पर आलिद्वित स्री और पुरुषका 
ट ए प्र ५ न ५ , हो 
त्व॑ विशेषविज्ञानहेतु व ता कि स्वत: ही 


रित्युक्तं भवति; नानात्वे च ! यह वात बतला दी गय्यी कि नानात्व 
कारणम्‌-आत्मनों वस्त्वन्तरस्थ विशेष विज्ञानका हेतु है और 


प्रत्युपश्मापिकाविधेत्युक्तम्‌ | 
तत्र चाविद्याया यदा प्रविविक्तो 


नानातलवका कारण आत्मासे मिन्न वस्तु- 
को प्रस्तुत करनेवाली अविया है-- 
यह बतलाया जा चुका है। सो 


जिस समय यह अधिवद्यासे अछग हो 


भवति, तदा सर्वेणेकत्वमेबास्य 
जाता है, उस समय इसकी सत्रके 


भवति; ततश्र ज्ञानज्ञेयादिकारक- था ता टी हो जाती, है “तब 

विभागेष्सति, कुतो विशेषविज्ञान- , आत्मज्योतिकि अपने खाभाविक 

प्रादुर्भावः कामों वा सम्भवति | खरूपमें स्थित हो जानेपर ज्ञान- 
शाम बिके झेयादि कारकविभागक्रे न रहनेपर 

सखासाविके खरूपसख आत्म- 

ज्योतिषि १ 


विशेष विज्ञानका प्रादुर्भाव तथा 

कामना कैसे हो सकते है ? 
यसादेवं सर्वेकत्वमेवास्थ रूपसू  न्‍योंकि इस प्रकार सब्रके साथ 
-. | एकता ही इसका रूप है, इसलिये 
अतस्तद्‌ वा अस्यात्मनः खयज्ज्यो- जगह 0 हि 
ह इस खयज्योति,खरूप आत्माका यह 
तिःखमावस्पेतद्‌ रूपमाप्तकामम्‌ | | रूप आप्तकाम है । चूँकि यह 
यसात्‌ समस्तमेतत्‌, तसादाप्ताः | सका समस्त रूप है, इसलिये इस 


है है रूपमें समस्त काम ग्राप्त रहते हैं, 
कामा असिन््‌ रूपे तदिदमाप्त- | अत, यह आप्तकाम है, जिसकी 


कामम; यस्य हन्यत्वेन प्रविमक्तः | उससे अन्य रूपसे विभक्त 


रहती है, वह अनात्मकाम होता है, 
कामः, तदनाप्षकार्म सबति, यथा | लिस प्रकार जागरित-अवस्थामें देव- 


जागरितावस्थायां देवदत्तादिरूपम्‌;| दत्तादि रूप, किन्तु यह आत्मतत्त 


न ल्विद तथा कुतशित्‌ प्रविभज्यते; ' उनकी तरह किसीसे विभक्त नहीं 


५ 


अतस्तदाप॒काम भवति । | है; इसलिये यह आप्तकाम है । 
किमन्यसाद्‌ वस्टवन्तरात् वि-.... कया यह ( आत्माका 3 
आहोखिदात्वैव रूप ) किसी अन्य वस्तुसे विभिन्न 
भज्यते; 39202 नहीं हे १ अथवा आत्मा ही वह 
न्तर्म्‌ ) अत आह---नान्यद्स्त्या- | वस्वन्तर है * इसपर श्रुति कहती 
त्मनः) कथम्‌ * यत आत्मकामछ्‌-- है--आत्मासे भिन्न कोई दूसरी वस्तु ही 
नहीं है --कैसे नहीं है. ? क्योकि वह 
रूप आत्मकाम है; जिस प्रकार खप्त 
प्रविभक्ता इवान्यत्वेन काम्यमाना और जागरिति-अवस्थाओमें आत्मासे 
अन्यत्र विभक्तके समान तथा अन्य रूपसे 
कामना किये जानेवाले काम होते हैं, 
अन्यत्वप्रत्युपथ्यापकहेतोरविद्याया | उस प्रकार सुपसिमें अन्यलको प्रस्तुत 
करनेवाले अवियोरूप हेतुका अभाव 
होनेके कारण आत्मा ही उसके काम 
काममेतद्‌ रूप काम्यविषयाभावात्‌; | हैं, इसलिये वह रूप आत्मकाम 
है । इसीसे काम्य विषधयोका अभाव 
होनेके कारण यह रूप अकाम है ; 
मित्येतत्‌, शोकमध्यमिति वा, | तथा शोकान्तर-शोकन्छिद्र अर्थात्‌ 
सर्वथाप्यशोकमेतद्‌ रूप॑_शोक- शोकझूल्य है अथवा यह शोकमध्य है; 
तात्पये यह कि यह रूप सवथा ही 
चजितमित्यथः ॥ २१ ॥ अशोक अर्थात्‌ शोकरहित है॥२१॥ 


>-ी--कल्यकरीबकै--+--० 


आत्मैव कामा यसिन्‌ रूपे, अन्यत्र 


यथा जाग्रत्खप्रयोः, तस्यात्मेव 
अमावात-आत्मकामम३ अत ; 


शोकान्तरं शोकच्छिद्रं शोकशुन्य- 


१, यहाँ अविद्याका तालय सासारिक राग-द्वेष, सुख-दुःख आदिसे है, उसका 
अभाव हो जानेका अर्थ है, उसका मान न होना | सुषुस्तिमं जेसा कि पहले 
बता आये हैं, अव्याकृत मायासे सम्पर्क तो बना ही रहता है। मान तो 
इसलिये नहीं होता है कि चित्त लोन रहता है; अन्यथा अविद्याका अत्यन्तामाव 
मान लेनेपर तो मुक्त ओर सुषुप्तमें अन्तर ही नहीं रह जायगा । 


९७४ बृह्दारण्यकीपनिपद्‌ [ क्षध्याय ४ 
बस ब्वप्र 2 ब्वप८2. बम फ बा(न2०- ब्बस्लफिण ५ पम्प ब्ॉ(ियत ०९३2 ब्कर्ट से: ७०. -2-वकर्ट सं 


तत्‌ कर्मनिमित्तम्‌ , तेन च कमणा- | रूप निमित्तमे है, उस कर्मसे इस 


न काल्में ( सुपृप्तिम ) यह असम्बद्ध 
यस्सम्बद्दी5रिच्‌ काले । तसाद्‌ रहता है | अत. पिता-पुत्र-सम्बन्धके 


पितापुत्रसम्बन्धनिमित्तात्‌ कमेंणो | हेतुमूत कर्मले रहित होनेके कारण 


० | इस अचस्थामे पिता भी अपिता हो 
विनिमृक्तत्वात्‌ मेक्त पृ प्ताण्यापता | | 
विनिमक्तत्वात्‌ 'जाता है; इसी प्रकार पुत्र भी 


भवति; तथा पुत्रोषपि पितुरपुत्रो | पिताका अपूत्र हो जाता हे-ऐसा 


भवतीति सामर्थ्याद्‌ गम्यते; उस- | तरियिके सामथ्यसे जाना जाता है, 
योहि सम्बन्धनिमितत कर क्योकि दोनोहीके सम्बन्धका कारण 
योहि सम्बन कम, तद- ' क्षमे है, उसका यह अतिक्रमण कर 


यमतिक्रान्तो चर्तते; 'अपहत- ' जाता हैं, क्योंकि इसके खरूपकों 


अपहृतपाष्मः (पापरहित ) ऐसा 
पाप्म! इति द्क्तम्‌ ८ 
प्म! हति (४।३।२ १) ब्क्तम | | कहा 


तथा मातामाता; छोकाः . इसी अकार माता अमाता हो 


कर्मणा जेतव्या जिताश्र-तत्कर्म- | गाती हे कर्मले जीते जानेब्राले 
सम्बन्धामावाह्लोका अलोकाः । | हा डे लोक, उस कर्म- 
न छल ” | सम्बन्धके न रहनेके कारण अलोक 


तथा देवाः कर्माज्भूताः-तत्कर्म- | हे जाते हैं । और कर्मके अन्नभूत 
सम्बन्धात्ययाद्‌ देवा अदेवाः । | देवता, उस कर्मसम्बन्धका अतिक्रमण 
तथा वेदाः-साध्यसाधनसम्बन्धा- | हे *तेकें कारण देव अदेव हो जाते 


मिधापको अज्ेल्शेगोशा विधा । तया साध्यसाधनसम्बन्धका 
४ मर श्थ्ा “7 बर्णन करनेवाले और अभिधायक- 


कत्वेन कर्माड़्भूता।, अघीता | रूपसे कर्मके अट्टभूत मन्त्रात्मक 
अध्येतव्याश--कर्मनिमित्तमेव. | “ ने अध्ययन किये हुए हों अथवा 


अध्ययन किये जानेवाले हों, कर्मके 
सम्बध्यन्ते पुरुषेण; हे 
सम्बध्यन्ते पुरुषेण; तत्कर्माति कारण ही पुरुषसे सम्बद्ध हैं , उस 


क्रमणादेतसिन्‌ काले वेदा अप्य- | कर्मका अतिक्रमण करनेके कारण इस 
वेदाः सम्पचचन्ते | | अवस्थामें वेद भी अवेद हो जाते हैं ! 





ब्लाह्मण ३ ] 


एः 
शाइरभाष्याथ 


श््ज 


०9. ८२०५ «६२०६. ०९६६. (2० बतिक अर्िय आर्ट. +0०- नगर न्नपीफ नार्पिफ- 


न केवर्ल शुभकमेसम्बन्धा- 


तीतः, कि तहिं ! अशुभेरप्यत्य । 
' अर्थात्‌ अत्यन्त घोर कमेंसे भी 


न्तघोरे! कर्ममिरसम्बद् एवार्य 
वर्तत इत्येतम्थमाह--अत्र स्तेनो 
ब्राह्मणसुवर्णह्ता, अ्रुणप्ता सह 
पाठादवगम्पते--स तेन घोरेण 
कर्मगतसिन्‌ काले विनिपलेक्तो 
भव॒ति, येनाय॑ कमंणा महा- 
पातकी स्तेन उच्यते । 

तथा अृणहाअ्रणहा ; तथा 
चाण्डालो न केवल प्रत्युत्पन्नेनिव 
कर्मणा विनिर्मुक्तः, कि तहिं? 
सहजेनाप्यत्यन्तनिकृष्टजाति- 
प्रापकेणापि विनिर्मुक्त एवायम्‌; 
चाण्डालो नाम शुद्रेण ब्राह्मण्या- 


मृत्पन्नश्रण्डल एवं चाण्डाल:; 


स जातिनिमित्तेन कर्मणासम्ब- 


[ उस अबस्थार्मे ] यह केरल 
शुभ कर्मके सम्बन्धसे ही परे नहीं 
होता, तो क्‍या बात है ? यह अशुभ 


असम्बद्ध ही रहता है-यही बात 
श्रुति बतलाती है-यहाँ चोर अर्थात्‌ 
ब्रान्‍्मणका सुवर्ण चुरानेबाला, यह 


' ब्रात स्तेन गब्दका भ्रृणहाके साथ 


पाठ होनेसे जानी जाती है, ॥ वह 
इस कालमें उस बोर कम्मसे 
मुक्त हो जाता है, जिस कर्मके कारण 
कि यह महापापी स्तेन ( चोर ) कहा 
जाता है | 


इसी प्रकार भ्रृणहत्या ( श्रेष्ठ 
ब्राह्मणकी हत्या ) करनेवाढा अम्रण- 
हा हो जाता है। तथा चाण्डाल 
केवल आगन्तुक कमसे ही मुक्त नहीं 
होता, तो फिर क्या-क्या होता हैं ! 
चह अत्यन्त निकृष्ट जातिकी प्राप्ति 
करानेवाले अपने खाभात्रिक कम्मसे 
भी मुक्त हो जाता है, चाण्डाल-- 
शद्रसे ब्राह्मगीमि उत्पन्न हुए 
चण्डाठको कहते हैं, वह 
चण्डाल ही चाण्डाल है। वह अपने 
जातिसम्बन्धी कर्मसे असम्बद्ध होनेके 





“भ्रूणहा? श्रेष्ठ ब्राह्मणकी हत्या करनेवालेको कहते हैं, इसलिये “स्तेनः 
शब्दसे भी साधारण चोर न समझकर त्राह्मणका सुवर्ण चुरानेवाला समझना चाहिये। 


९्जञद्‌ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


(९+१ ०. «(0 «८२2. ७९६२०. ब्बप् 2 वह ८222 २४५२2... (८२... ८२०० ४०२०. ब्कॉट 2 ७७- 


इत्वाद्चाण्डालो भवति | पोल्क- | 
सः, पुल्कस एवं पोल्कसः; शह्रेणव , 
क्षत्रियायामुत्पन्नः: सो5्प्यपुल्क- 
सो भवति | 
तथा आश्रमलक्षणश्व कमेमिर- 
सम्बद्धों भचतीत्युच्यते; श्रमणः 
परित्राद--यत्कर्मनिमित्तो भवति, 
स॒तेन विनिमृक्तल्वादश्रमणः; 
तथा तापसो वानग्रस्थोह्तापसः । 
सर्वेपां वर्णाश्रमादीनाम्‌ उपलक्ष- 
णार्थसरुभयोग्रेहणम्‌ । 
कि वहुना १ अनन्चागतम्‌-नान्वा- 
गतमनन्वागतम्‌ असम्बद्धमित्येतत्‌: 
पुण्येत शाख्रविहितेन कमेणा, 


तथा पापेन विहिताकरणप्रतिपिद्ध- . 


रूपपरत्वान्न- | 
अमय रूपस! 


क्रियालक्षणेन; 
पुंसकलिड्जम्‌ ; 
इति हज्ुवर्तेते । 

कि पुनरसम्बद्धत्वे कारणम्‌ १ 
इति तट्वेतुरुव्यते--तीर्णोडति- 
क्रान्तः, हि यसात्‌. एवंरूप:, 
तदा तसिन्‌ काले, 





कारण अचाण्डाठ हो जाता हैं | 
पील्क्स-अद्रसे . क्षत्राणीम उत्पन्न 


' हुआ पुल्कस ही पोलकस कहता 


है, बह भी अपीन्कम हो जाता है । 

इसी प्रकार पुरुष आशमसम्बन्धी 
कमेसे भी असम्बद्द हो जाता हैं, 
सो बतलाते है---श्रमण अर्थात्‌ जिस 
करके कारण पुरुष परित्राट्‌ होता 





है, उससे मुक्त होनेक्रे कारण वह 


अश्रमण हो जाता है तथा तापस 
यानी वानप्रस्थ अतापस हो जाता है | 
इन दोनोंका ग्रहण सम्पूर्ण वर्ण और 
आश्रमोंके उपलक्षणके लिये है। 
अधिक क्‍या, वह पुण्य अर्थात्‌ 
शालबिहित कर्मसे अनन्बागत--- 
असम्बद्ध रहता है तथा विहितका 
न करना और अविहितका करना- 
रूप पापसे भी असम्बद्ध रहता है, 
रूपपरक होनेके कारण अनन्वागतम्‌ 
ऐसा नपुसकलिड्र प्रयोग किया गया 
है, क्योंकि “अभय रूपम! इसकी 


यहाँ अनुबृत्ति की जाती है । 


किन्तु उसकी असम्बद्धतामें 
कारण क्‍या है * सो उसका हेतु 
बतलाया जाता है--चूँकि उस 
समय इस प्रकारका यह पुरुष सम्पूर्ण 
शोकोंको पार कर जाता है, शोक 


९ 


रथ बरस्मिफ- पक. सिर ा एस बॉय बॉस नं ब्कर नटफ ०23० "कट 


स्वोज्छोकान्‌--शोका। कामा।, 
इष्टविषयप्रार्थना हि तद्िषयवियोगे 
शोकत्वमाषद्यते । इइं हि विषय- 
मप्राप वियुक्त चोदिश्य चिल्तया- 
नस्तद्गुणान्‌ सन्तप्यते पुरुष, अतः 
शोको5रतिः काम इति प्योगाः । 

यस्मात्‌ सर्वकामातीतो छत्राय॑ 
भवति, न कश्वन काम 
यते! “अति््छन्द! इति ब्ुक्तम/ 
तत्मक्रियापतितो5्य॑ शोकशब्दः 
काम्वचन एवं भवितुमहेति । 


कामश् कमहेतुः, वक्ष्यति हि: 


अर्थात्‌ काम, क्योंकि इष्ट विषयकी 
प्राथना ही उस विषयका वियोग 
होनेपर शोकरूप हो जाती है। 
अप्राप्त अथवा वियुक्त हुए इष्टविषयके 
उद्देश्य्से उसके ग्रुणोंका चिन्तन 
करनेवाला पुरुष सन्तप्त होता है, 
इसलिये शोक, अरति, काम-ये 
पर्याय शब्द हैं । 

क्योंकि इस अवस्थामें पुरुष 
सम्पूर्ण कामनाओंसे पार हो जाता 
है, कारण, 'बह किसी कामकी 
कामना नहीं करता”, 'अतिच्छन्दा है? 
ऐसा उसके विषयमें कहा गया है, 
इसलिये उस प्रकरणमें आया हुआ 
यह 'शोक” शब्द कामका ही 
वाचक होना चाहिये। काम ही 


| कर्मका कारण है, श्रुति ऐसा 


'स यथाकामो भवति तस्क्तु- | केढेगी भी कि 'वह जैसी कामना- 
पति , वाल होता है, वैसे सट्डूल्पवाला होता 
भवति यर जी कम है, और जैसे सट्डुल्पवाल होता है 
कुरुते! इति | अतः सर्वकामाति- | सा कम करता है ।! अत समत्त 
तीण॑त्वाद युक्तपुक्तम- ल्‍ कार्मोसे अतिक्रान्त होनेके कारण 
ढू युक्तमुक्तम-अनन्वाग्त| ..६ पुण्यसे असम्बद्ध है? इत्यादि 
पृण्येत' इत्यादि । 
हृदयस्य-हृदयमिति पुण्डरीका- 


कथन ठीक ही है | 


“हृदयस्य'-हृदय कमलके आकार-- 

वाले मासपिण्डको कहते हैं, उसमें 

कारो मांसपिण्डः,तत्खमन्त/करणं | स्थित अन्तःकरण अर्थात्‌ बुद्धि हृदयस्थ 
बृ० उ० ₹२३---१२४-- 


९७८ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


कक बऑर्टि 2 बियर नए ब्वर्टमिफ बरस? ब्यिट न बह. बात: 22.. आर न्यर्टि सटे बर्फ 


बुद्धिहेदयमित्युच्यते; तात्स्थ्यात्‌, , होनेके कारण मश्नके चिल्लानेके# 


मश्वक्रोशनवत्‌ | हृदयस्थ बुद्धेरे 
शोकाः चुद्धिसंश्रया हि. ते 
“कामः सड्डूलपों विचिकित्से- 
त्यादि से मन एच” (१।५।३) 
इत्युक्तत्वात्‌ | वक्ष्यति च-“कामा 
गेडस्य हृदि श्रिताः//(४।४।७) इति। 
आत्मसंश्रयश्रान्त्यपनोदाय 
हीद॑ वचनम्‌, हृदि श्रिता हृदयस्प 
शोका इति च। हृदयकरणसम्ब- 


न्धातीतश्वायमस्रिन्‌ काले “अति- , 


क्रामति मत्यो रूपाणि!” (४।३।७) 
इति दुक्तम्‌ | हृदयकरणसम्बन्धा- 
तीतत्वातू, तत्संभ्रयकामसम्बन्धा- 
तीतों मबतीति युक्ततरं वचनम्‌ | 
ये तु वादिनों हृदि श्रिताः 
सविशेषात्मवाद- फीसाी बासनाथ 
निराकरणम्‌ हृदयसम्बन्धिनसा- 
त्मानमुपसृप्योपश्लिष्यन्ति, हृदय- 
वियोगेषपि च आत्मन्यबतिष्ठन्ते 
पुटतैलस्थ इव पुष्पादिगन्ध इत्या- 


समान हृदय! कही जाती है। हृदयके 
अर्थात्‌ बुद्विके जो गोक है, ते बुद्धि 
के ही आश्रित होते हैं, क्योकि 
“काम, सद्ूल्व, त्रिचिकित्सा ये सत्र 
मन ही हैँ” ऐसा कहा गया है। 
तथा “जो काम इसके हृदयम आश्रित 
हैं” ऐसा श्रुति कहेगी भी | 

(दि श्रिता ? 'हृयस्थ ओका * 
ये वचन शोकाठिके आत्माश्रयन्त्रकी 
भ्रान्तिका निराकरण करनेके लिये हैं। 
इस सुपृप्तावस्थार्मे यह पुरुष हृदयरूप 
इन्द्रियके सम्बन्धसे परे हो जाता है, 
जैसा कि “यह मृत्युके रूपोकों पार 


, कर जाता है” इस वाक््यद्वारा कहा 


गया है, अत हृदयेन्द्रियके सम्बन्धसे 
अतीत होनेके कारण यह हृदयाश्रित 
कामके सम्बन्धसे परे हो जाता है-- 
यह कथन उचित ही है । 

किन्तु जो [ भरृप्रपल्मादि ] मत- 
वादी ऐसा कहते हैं कि हृदयमें 
स्थित काम ओर वासनाएँ हृदयसम्बन्धी 
आत्माके पास जाकर उसका आलि- 
ड्रन करती हैं तथा हृदयका वियोग 
हो जानेपर भी पुटतैलमें स्थित 
पृप्पादिके गन्धके समान वे आत्मामें 


# जिस प्रकार भमश्जाः क्रोशन्ति? ( मश् चिल्लाते हैं ) इस वाक्यके “मश्च? 
शब्दसे मश्जस्थ पुरुष ग्रहण किये जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ “हृदय? शब्दसे हृदयस्थ 


बुद्धि अहण करनी चाहिये । 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथे ९७९, 
नकॉ: 22% “्कप्ड:2)0 "कर > १७ व व्यरे<:-2% ना: व्य ८ %--कॉ:.:७- ब्यॉ्::७ नह": ५०. नाश) 3 जाई 2० 
चक्षते, तेषां “कामः सह्लूस्ष:/” | विमान रहती हैं, उनके ल्यि तो 
(१५३ ) “हदये श्ोव रूपाणि! | “काम: स्डल्प:” “हदये हो 
(३॥९।२० ) “हृदयस्थ शोकाः” | रूपाणि” “हृदयस्य शोका:” इत्यादि 
इत्यादीनां वचनानामानथ क्यमेव | | वाक्योकी व्यर्थता ही है । 


हृदयकरणोत्पाद्त्वादिति चेत, | यदि कहो कि कामादि हदयरूप 
| करणसे उत्पाय होनेके कारण [हृदय- 
ा * 5 भ्ड 
न, हदि श्रिता/  इति | से सम्बद्ध हैं] तो यह ठीक नहीं, 
विशेषणात्‌ । न हि हृद्यस्य करण- | क्योंकि 'हदि श्रिता.” (हदयमे स्थित) 
| । ऐसा विशेषण दिया गया है| यदि 
मात्रत्वे 'हृदि श्रिता।! इति वचन । हृदय उनकी उत्पत्तिका करणमात्र 
! ही हो तो “हृदि श्रिता.? तथा 'इदये 
होव रूपाणि ग्रतिष्ठितानि! ये वचन 
प्रतिष्ठितानि! इति च। आत्म- | यथार्थ नहीं हो सकते, किन्तु यहों 
॥ होनेके कर 
विशुद्धेथ विवश्षितत्वाद हच्छ्य- | आत्माकी विशुद्धि विवरक्षित होनेके 
न्‍ 5 .। कारण उनका हदयाश्रयत्व बतलाना 
णवचन॑ यथा्थमेष युक्तम्‌; | गवार्थ एवं उचित ही है; क्योंकि 
'ध्यायतीव लेलायतीव'” इति च॒ | री जा का 
| कोई दूसरा अर्थ होना सम्भव 

श्रंतेरन्यार्थासम्भवात्‌ | ' नहीं है । 

| 

कामा येध्यस हृदि श्रिता;! ! यदि कहो 'जो काम इसके हृदयमें 


| स्थित हैं? ऐसा विशेषण देनेसे ज्ञात 
इति विशेषणादात्माश्रया अपि | होता है. कि कुछ काम आत्माके 


सनन्‍तीति चेन्न, अनाश्रिततपेप्त- आश्रित भी है, तो यह कथन ठीक 
श्रतापेक्ष | नहीं, क्योंकि यह हृदयमें अनाश्रित 

त्वात्‌-नात्र आश्रयान्तरमपेक्ष्य | की अपेक्षासे है---.यहों “ये हदि/ 
५५८ | ऐसा विशेषण कार्मोके किसी अन्य 

ये हदीति विशेषणम्‌ , कि तहिं ९ ये | आश्रयकी अपेक्षासे नहीं है, तो किस 


समझसम्‌, 'हृदये हेव रूपाणि 


९.८० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 


बस बट 72७, बट 2७., नए 2७ ब्यटनफ्र ब््ट से: "रद 3:20, "कर य? 2: बकाट --22%- नहर 7222७ «न: "व <.2:७७.. 
हचनाश्रिताः कामास्तानपेक्ष्य | कारणसे है ? जो काम छयके 

आश्रित नहीं #ै, उनकी अपेक्षासे 
विशेषणम्‌ । ये त्वप्ररूढा भविष्या | यह विभेषण है । भविष्यमें द्वोनेवाले 
निगल | जो काम हृदयमें आरूद नहीं हैं, 
भूताक्ष प्रतिप्षृतोीं निशत्तास्त | तथा जो भूतकाठमें होकर विरोधके 
नेव हृदि श्रिता; । सम्भाव्यन्ते | कारण निदृत्त हो गये हैं, वे हृदयमें 


च्‌ ते, अतो युक्त तानपेक्ष्य 


विशेषणम्‌--ये प्ररूढा वर्तमाना | 


विषये ते सर्वे प्रमुच्यन्त इति | 

तथापि विशेषणानर्थक्यमिति 
चेन्न, तेषु यत्राधिक्याद्‌ हेयारथ- 
त्वात्‌ | इतरथा अश्रुतमनिष्टं च 
कल्पितं स्थादात्माश्रयत्व॑ कामा- 
नाम्‌ | 


न कश्वन काम कामयते' इति 


प्राप्म्रतिषेघधादात्माश्रयत्वं काम्ा- 


नां श्रुतमेवेति चेन्न, 'सधीः खम्मो 





स्थित नहीं है | उनकी भी सम्भावना 
हो सकती थी, इसलिये उनकी अपे- 
क्षासे ऐसा विंगेषण ठेना कि थ्जो 
आरूढ अर्थात्‌ विपयमें विद्यमान हैं, 
त्रे सब ही मुक्त हो जाते हैं, उचित 
ही है । 

यदि कहो ऐसा माननेपर भी यह 
विशेषण निरर्थक है तो ठीक नहीं, 
क्योंकि हृदयारूढ काम ही हेय है, 
कारण कि उन्हींकी निवृत्तिके लिये 
अधिक यक्ञकी आवश्यकता होती है । 
यदि यह विशेषण न दिया गया होता 
तो 'कामनाएँ आत्माके आश्रित है! 
ऐसी कल्पना होती, जिसका न तो 
श्रुतिमें ही प्रतिपादन हुआ है और 
न उसको मानना इष्ट ही है | 


प्रतिपेध प्राप्त वस्तुका ही होता 
है, अत (किसी कामकी कामना 
नहीं करता” ऐसा प्रतिषेष होनेके 
कारण कार्मोका आत्माश्रयत्व तो 
श्रुतिसम्मत ही है-ऐसा यदि कहो 
तो ठीक नहीं, क्योंकि 'बुद्धिके सह्वित 


आाह्मण रे ) 


शाहइ्माष्यार्थ 


९८१ 


ब्कॉपी "बट नर लिये: पक बरस3०- 2७ ब्रिक्स नयारिय नि वि? बाई 2७ 


भूत्वा' इति परनिमित्तत्वात्‌ कामा- 
श्रयत्वश्रापे! । असद्भवचनाच; 
न हि कामाश्रयत्वेडसड्भवचनमुप- 


पद्चते, सद्भश्व काम इत्यवोचाम। 


आत्मकामः” इति श्रुतेरात्म- 
विषयो5स्थ कामो भवतीति चेन्न, 
व्यतिरिक्तकामामावार्थ त्वात्त- 
स्था; । वेशेषिकादितन्त्रन्यायोप- 
पन्नमात्मनः कामाद्याश्रयत्वमिति 
चेन्न, हृदि श्रिताः' इत्यादिविशेष- 
भ्रुतिविरोधादनपेक्ष्यास्ता वैशे- 
पिकादितस्त्रोपपत्तयः; . श्रुति- 
विरोधे न्यायाभासत्वोपगमात्‌ | 


खयज्ज्योतिष्ठवाधनाव; का- 
मादीनां च खज्े केवलदशिमात्र- 


विषयत्वात्‌ खयज्ज्योत्िएं सिद्ध 


खप्त होकर” इस वाक्यके अनुसार 
आत्माको कामाश्रयत्वकी प्राप्ति अन्‍य 
(बुद्धि)के कारण है। आत्माको असच्न 
बतलानेसे भी यही सिद्ध होता है, 
कामका आश्रयमूत होनेपर तो 
आत्माको असन्न कहना उचित नहीं 
हो सकता, सन्न ही काम है-ऐसा 
हम कह चुके हैं । 

यदि कहो आत्मकाम.” ऐसी 
श्रुति होनेके कारण इसे आत्मसम्बन्धी 
कामना तो होती ही है, तो यह भी 
ठीक नहीं, क्योंकि यह श्रुति आत्म- 
भिन्न कामका अभाव बतलानेके लिये 
है, यदि कहो कि आत्माका कामा- 
श्रयत्व वेशेषिकादि शाज्लोंकी युक्तिसे 
सिद्ध होता है तो ऐसा कहना भी 
उचित नहीं है, क्योकि "हृदि श्रिता:! 
इत्यादि विशेष श्रुतियोंसे विरुद्ध होनेके 
कारण वे वेशेषिकादि शा्खोंकी उप- 
पत्तियों उपेक्षाके योग्य है, कारण, 
श्रुतिसे विरुद्ध होनेपर उनको न्याया- 
भास माना गया है। 

इसके सिचा ऐसा माननेसे 
आत्माका स्वयंज्योतिष्ठट भरी बाधित 
हो जाता है, स्वप्तमें कामादि केवल 
साक्षीमात्रके विषय हैं, इससे जो उसका 
सिद्ध एवं विद्यमान स्वयंज्योतिष्ठ है, 


०८२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कॉर्ट 0. नर १ न्कस्यपिक- ब्या7 2 बस. बजट ब्कर्टसफ नट न ० ब्यटस 20 बन, «रन: ब्यार्ट रेस. 
खित॑ च्‌ चाघ्येत। आत्मसमवा- | वह ब्राबित हो जायगा, क्योंकि 
_. «| उनका आत्मासे समवायसम्बन्ध होने- 
यित्वे दश्यत्वानुपपत्तें;, चक्षुगेत- (२ थे आत्माका दृश्य नहीं हो 
सकेंगे, जसे नेत्रगत युम्त्त-कृष्णल 
, आदि विश्रेष नेत्रके दृष्य नहीं होते। 
भूतमिति द्रष्टः खयज्ज्योतिष्ठ. हरश्का दृश्य उसमे भिन्न पदार्थ होता 
् .. है, इसीसे ठ्रष्ठाका स्त्रगप्रकाअत्व 
सिद्धम । तदू बाधित स्थादू यदि सिद्ध होता है । अत यदि आत्मामें 
कामादिके आश्रयत्वकी कन्पना की 
जायगी तो वह वाब्रित हो जायगा | 
सर्वशात्रार्थविग्नतिपेधाद्य । सम्पूर्ण शात्रोंके तात्पर्यले विरोव 
होनेके कारण भी [यह सिद्धान्त 
परस्येकदेशकल्पनायां कामाद्या- अग्राह्म है]। जीव परमात्माका एक 
अयस्वे च सर्वशा्रार्थजातं कुप्ये- शव ओम कमोदिका 
आश्रय है-ऐसा माननेसे तो सम्पूर्ण 
त । एतच्च विस्तरेण चतुर्थेड्वो- शात्रके तात्पयोंका व्याकोप हो 
| जायगा | यह वात हमने चतुर्थ 
| अध्यायमें विस्तारसे कही है, अत 
आत्माका परमात्मासे एकत्व है-इस 
शास्र-तात्पर्यकी सिद्धिके लिये “आत्मा 
कामादिका आश्रय है? इस कल्पना- 
का पूरा प्रयक्न करके विरोध करना 
चाहिये | पुन इस कल्पनाके करने- 


माणायां शास्राथ॑ एवं बाधितः | तो शाखत्रका तात्पर्य ही बाधित 
हो जायगा | जिस प्रकार इच्छादिको 


यथेच्छादीनामात्मधर्म॑त्व॑ | 
स्वाव्‌ | त् । आत्माका धर्म कल्पना करनेवाले 


१. उपनिषद्के द्वितीय अध्यायमे | 
| 


विशेषव॒त्‌ । द्र्टहिं दश्यमर्थान्तर- 


कामाद्ाश्रयत्व॑ परिकल्प्येत । 


चाम । महता हि प्रयत्नेन कामा- 


दाश्रयत्वकल्पनाः प्रतिपेद्धव्याः, 





आत्मनः परेणेकत्वशास्रार्थसि- 


ड्रये | तत्कल्पनायां पुनः क्रिय- 





ब्राह्मण > ] शाद्वरभाष्याथे ९८रे 
ब्यॉस ब्य(८0 ००८२-४०, कार्ट कि, ब्वाप्य- बे: फन ब्य्टए० बकर् टी ब्यप2 न एी.22०-3कर्टग-2० ब्वर्टक-2०- 
कल्पयन्तो पैशेपिका नेयायिकाश्र ' वेगेषिक और न्यायमतावलम्ब्रियोंकी 

' औपनिपद शासतात्पर्यसे सह्तति नहीं 
उपनिषच्छास्रार्थेन न सड्गच्छन्ते, लेती, उसी प्रकार औपनिपद 
शसार्थकी बात्रिका होनेके कारण 
यह कन्पना भी आदरणीय नहीं 


खार्थवाधनानादरणीया ॥२२॥ है ॥ २२॥ 
बज यम. 2एो 5 


तथेयमपि कल्पनोपनिपच्छा- 


सुपुर्ति में खयंज्योति जात्माकी हाष्टि आदिका अनुभव न होनेगे हेतु 
ख्रीपुंसयोरियेकत्वान पश्यती- शद्दा-ली और पुरुषक्ते समान 
सुपृ्तिम जीव और परमात्माकी ण्कना 
हो जानेके कारण बह नहीं देग्वता 
खयउ्ज्योतिष्ट: नाम चेतन्यात्म- तथा आत्मा स्वयय्योति ऐै-यह कहा 
खमावता । यदि हि अम्न्युप्ण- न स्वय॑ग्योतिष्ठका अर्थ है चैत- 
हि न्यात्मस्रूपता | यदि अग्रिके उच्ण- 
त्वादिवचेतन्यात्मखभाव आत्मा ल्वादिके समान आत्मा चैनन्यखरूप 
स कथमेकलेडपि हि खभाव॑ है तो परमात्माके साथ एकल होने- 
जह्यात्‌, न जानीयात्‌ ! अथ न ९ 5 मी का बज 
रे हर देता हैं, जिससे कि वह नहीं जानता ? 
जहाति, कथमिह सुपुप्ते न और यदि बह स्वभावकों नहीं छोठता 
पश्यति १ विग्रतिपिद्धमेततू-- तो यहां सुपृप्तिमें देग्बता क्‍यों नहीं 
चैतन्पमात्मखमात्रों न जानाति | _, है वेतन्‍्यलवख्प है ओर दूसरेको 
चेति | नहीं जानता-यह कथन तो सर्वथा 
५००५ विरुद्ध है । 
नविग्रतिपिद्धम्‌ , उभयमप्येत- |. स्माधान-यह विरुद्ध नहीं है, ये 
दोनों बातें भी सम्भव ही हे | किस 


स्युक्तम्‌ू, खयंज्योतिरिति च । 


हुपपद्यत एवं | कथमू- प्रकार-- 
्े 
यद्‌ वे तन्न पश्यति पश्यन्‌ वे तन्न प्यति न हि 


क्र 


९८४ 


बृहृदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ज्कर 200... 2७. व 2७ र्टे2७०- "०-०... «आटे बक२2:७ "आ ०: ब्कटसीफ ब्वर्टिगेट 2 ब्वर्टिट-: बहर्टिीी- 2 
द्रष्टु॑ष्टेबि परिलोपो विद्यतेईविनाशित्वात्‌ | न तु तदद़ि: 
तीयमस्ति ततोपन्यद्‌ विभक्त यत्‌ पत्येत्‌ ॥ २३ ॥ 

वह ओ नहीं देखता सो देखता हुआ ही नहीं देखता, दठष्टाकी 


दृष्टिका कभी लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाणी हैं | उस समय 
उससे मिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे देखे || २३ ॥ 


यद्‌ वे सुपुप्ते तन्न पश्यति 
पच्यन्‌ वे तत्‌, तत्र पश्यन्नेव न 
पत्यति । यत्‌ तत्र सुपुप्ते न 
पत्यतीति जानीपे तन्न तथा 
शृ्दीया; कसात्‌ ? पश्यन्‌ वें 
भवति तत्र | 

नन्‍्वेब॑ न पश्यतीति सुपुप्ते 
जानीमो यतो न चक्षुवा मनो 
वा दर्शने करण॑ व्यायृतमस्ति । 
व्यापतेष॒ हि. दर्शनश्रवणादिषु 
पश्यतीति व्यवहारों भवति श्रृ- 
णोतीति वा । न च व्यापृतानि 
करणानि पर्याम::  तसान 
पश्यत्येवायम्‌। 

न हि; कि तहिं ? पश्यन्नेव 


भव॒ति, कथम्‌ १ न हि यस्ाद्‌ 


वह जो सुप्र॒प्तिमें नहीं देखता सो 
निश्चय उस अबस्थामें देखता हुआ 
ही नहीं देखता। तुम जो ऐसा 
जानते हो कि वह सुपृप्तिम नहीं 
टेखता सो बसा मत समझो, क्यों ? 
क्योंकि वहां भी वह देखता ही रहता 
है| 

गड्ढा-किन्तु वह सुपृप्तिमें इस 
प्रकार नहीं देखता-ऐसा हम जानते 
हैं, क्योंकि वहाँ चक्षु या मन कोई 
भी इन्द्रिय दशैनमे न्यापार करनेवाली 
नहीं होती । दर्शन और श्रवणादि 
इन्द्रियोंके व्यापार करनेपर ही 'देखता 
है? अथवा 'छुनता है? ऐसा व्यवहार 
होता है | और वहाँ हम इन्द्रियोंको 
व्यापास्युक्त नहीं ठेखते, इसलिये 
यह नहीं ही देखता है । 

समाधान-नहीं, तो फिर क्‍या 
वात है *-यह देखता ही है, किस 
प्रकार ? क्योंकि द्रश-दर्शनक्रियाके 


द्रष्टचंष्टिकतुयां दृश्टस्तिया दृष्टेविं- | कर्ताकी जो दृष्टि है, उस रृष्टिका जो 


घर 


श्राह्मण रे ] 


शाइरसाष्यार्थ 


प्ट्ण 


22७... -रपि: 2. बए 2७, नि जा: बॉस बए्कीयेज बह डिट ०० चई९* ७: चरिए ० गई 220७ चल, 


परिलोपो विनाश, स न विद्यते | | विपरिछोप-विनाश है, वह नहीं होता। 


यथाग्रेरीष्ण्प॑. यावदशिसावि, 
तथार्य चात्मा द्रश्नविनाशी, 
अतोष्विनाशित्वादात्मनो दृष्टि- 
रप्यविनाशिनी, यावदूद्रष्ट॒मा- 
बिनी हि सा। 
नज्नु॒विप्रतिषिद्धमिदममिधी- 
यते द्रष्ट; सा दृष्टिने विपरिल॒ष्यत 
इति च। दंश्श्वि द्रष्टा क्रियते; 
दृष्टिकतेत्वाड्धि. दऋष्टेल्युच्यते; 
क्रियमाणा च द्रष्ट्रा इृष्टिन विप- 
रिल॒प्यत इति चाशक्य॑ वक्तुम्‌। 
ननु न॒ विपरिलप्यत इति 
वचनादविनाशिनी स्वात्‌ू; न, 
वचनस ज्ञापकलात्‌ । न हि 
न्यायप्राप्तो विनाशः कृतकस्य 
पचनशतेनापि वारयितुं शक्यते; 
वचनस्य यथाप्राप्तार्ज्ञापकत्वात। 


नेष दोषः; आदित्यादिग्रकाश- 


जिस प्रकार अम्निकी उष्णता अग्निकी 
सत्तातक रहनेवाली है, उस प्रकार 
यह द्रष्टा आत्मा तो अविनाशी है, 
अतः आत्माके अविनाशी होनेके 
कारण आत्माकी दृष्टि भी अविनाशिनी 
है--वह द्रष्टाकी स्थितितक रहनेवाली 
ही है। 


शट्जा-किन्तु द्रश्ठकी वह दृष्टि है 
और उसका लोप नहीं होता-यह 
कथन तो परस्परविरुद्ध है। दृष्टि तो 
द्रष्ठाद्वारा ही की जाती है; इृश्टिकर्ता 
होनेके कारण ही वह द्रष्ट कह्य जाता 
है, दरशके द्वारा दृष्टि की जानेवाली है 
और उसका लोप नहीं होता-यह तो 
कहा ही नहीं जा सकता । यदि 
कहो कि “न विपरिलुप्येत! इस 
वचनके अनुसार वह अविनाशिनी 
होनी ही चाहिये तो यह ठीक नहीं, 
क्योकि वचन तो केबल ज्ञापक है। 
कृतक वस्तुका विनाश न्यायग्राप्त है, 
अतः उसका सेकड़ों वचनोंसे भी 
निवारण नहीं किया जा सकता, 
क्योंकि वचन तो जो वस्तु जैसी प्राप्त 
हुई है, उसे वेसी ही सूचित कर देने- 
वाला है। 


समाधाच-यह दोष नहीं है, 


९८६ 


बूहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ भध्याय ४ 


बस ७. नई 2: बस. बकरट2- नाई ८220. ब्यर्ट 723 नई 3:2७ ब्र्ट >:22. ब्कट ने ०० "कट गे:2:७. «720. बई२:22७. 


कत्ववद्‌ दशेनोपपत्तेः; 
आदित्यादयो नित्यग्रकाशखभावा 
एवं सन्‍्तः खाभाविकेन नित्येनेव 
प्रकाशेन प्रकाशयन्ति, न ह्प्र- 
काशात्मानः सन्‍्तः प्रकाश कुर्ब- 
न्तः प्रकाशयन्तीत्युच्यन्ते, कि 
तहिं ! खभावेनेव नित्येन प्रकाशे- 
न। तथायमप्यात्मा अविपरि- 
लुप्तस्वमावया दृष्टया नित्यया 


द्रष्टेत्युच्यते । 
गोणं तहिं द्रष्टत्वम्‌ । 


न, एचमेव सुख्यत्वोपपत्तेः; 
यदि हान्यथाप्यात्मनो द्रष्ट॒त्व॑ 
दृष्टमू, तदास्य द्रष्टस्वस्थ गौण- 
त्वम्‌, न त्वात्मनोडन्यो दर्शनप्र- 
कारो5श्ति; तदेवमेव मुख्य द्रष्टु- 
त्वमुपपचते 


आदित्यादीनां. ग्रकाशयितत्व॑ 


॥ 

(५४ 

| गोण है । 
! 


यथा | क्योंकि आदित्यादिके प्रकाशकत्वके 


| समान इसका देखना भी उपपन्न ही 
है | जिस प्रकार आठित्यादि नित्य- 
प्रकाशस्त्रमाव होते हुए. ही अपने 
नित्य स्वाभाविक प्रकाशमे प्रकाश 
करते हैं, वे स्त्रय॑ अप्रकागस्व॒रूप 
होकर उससे अपनेसे भिन्न प्रकाश 
उत्पन्न करके प्रकाशित करते है-ऐसा 
उनके विपयमें नहीं क्या जाता, तो 
फिर क्या बात हैं ? वे अपने स््रभातर- 
रूप नित्यप्रकाशसे प्रकाशित करते 
हैं। इसी प्रकार यह आत्मा भी 
अपनी अविनाशस्वरूपा नित्यद्ृश्टिके 

' कारण (द्रष्ट! ऐसा कहा जाता हैं | 


शट्डा-तव तो इसका द्रष्ठत्व 


समाधान-नहीं, इसी प्रकार तो 
इसका मुख्यत्व सिद्ध हो सकता है, 
यदि आत्माका ब्रष्टत्न किसी दूसरे भी 
प्रकारसे देखा गया होता तो इसके 
दरष्ठेलकी गौणता हो सकती थी, किन्तु 
आत्माके दर्शनका कोई अन्य प्रकार तो 
है नहीं, अत, इसी प्रकार आत्माका 





नान्यथा--यथा | उल्‍्य इरष्ृव उपपन्त हो सकता है, 


किसी अन्य प्रकारसे नहीं; जिस प्रकार 
कि आदित्यादिका प्रकाशकत्व अपने 


नित्येनेव स्वाभाविकेनाक्रियमाणे- | स्वरूपभूत, नित्य एवं अक्ृत्रिम 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्याथे १८७ 
ब्बॉ 2 बाप ५2, बापू 2. ब्बपिट,- न्वप:20 ०८५८५. ब्वप: बा 0० बरर्टिफ टेट न्वपपन 
न प्रकाशेन, तदेव च प्रकाशयित्‌- प्रकाशके कारण है, और यही प्रकाग- 
कत्व मुख्य भी है, क्योंकि उसका 
कोई अन्य प्रकाशक होना सम्मत्र 
नहीं हैं, अत. धण्टाकी इृश्टिका 
सर्वथा लोप नहीं होता? इस उफियें 
इति न विप्रतिषेधगन्धो5्प्यस्ति | ' विरोधका लेश भी नहीं है । 
नन्तु--अनित्यक्रियाकतविपय ' श़ज्ञा-किन्तु तआत्ययान्त अब्द- 
एवं ठच्ध्रत्ययान्तय शब्दस्य , की प्रयोग तो अनित्य क्रियाके कर्ता- 
के विपयमें ही देखा गया है, जैसे-- 
अयोगो दृट, यथा छेत्ता भेत्ता छेत्ता, मेत्ता, गन्ता उत्पादि, उन्हींके 
गन्तेति, तथा दष्टेत्यत्रापीति समान द्वष्टा पढमें भी समझना 
चेत्‌ ! चाहिये--ऐसा कहें तो 
न, प्रकाशयितेति दृश्टख्वात्‌ | || स्माघान-ऐसी वात नहीं है, 
क्योकि [नित्यप्रकाशस्वरूप आदि- 
त्यादिके विषयमें] 'प्रकाशयिता? ऐसा 
प्रयोग देखा जाता है | 
भवतु प्रकाशकेप्वन्यथासम्भ | शड्जा-अकाशकोंमें कोई अन्य 
प्रकार न हो सकनेके कारण वहाँ भले 
“व, न खात्मनीति चेत्‌ ! ही ऐसा प्रयोग हो जाय, परन्तु आत्माके 
| विषयमें तो ऐसा नहीं हो सकता 
न, दृष्टयविपरिलोपश्रतेः | समाधान-नहीं, क्योंकि यहों 
भी आत्मदृष्टिके छोप न होनेका 
प्रतिपादन करनेवाली श्रुति है | 
पर्यामि न पश्यामीत्यनुभव- | शड्मा-मै देखता हूँ, में नहीं 
देखता-ऐसा विपरीत अनुभव देखा 
दश नान्‍्नेति चेत्‌ जानेके कारण आत्माकी दृष्टि नित्य 
नहीं हो सकती--ऐसा कहे तो ? 


त॑ं मुख्य प्रकाशयित्त्वान्तरानुप- 





पत्ते; तसान्न द्रष्टरंश्िविंपरिल॒प्यते, 








९८८ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्र:प० ब्ट 27७. आर्ट 7७. बन: ब्क्टि: पे नर टि- ७ नर गे220. आए: बर्ट >:2क्‍0- "०६५ >- 7० “बाई >:2:% व्या्ट >:22 


न, करणव्यापारविशेषापेक्ष- 
त्वात्‌; उद्श्ृतचक्षुपां च स्वप्न 
आत्मदष्टेरविपरिलोपदशनात्‌ । 
तस्ादविपरिल॒प्तस्वमावेवात्मनो 
दृष्टि, अतस्तयाविपरिलप्तया । 
दृश्या. स्वय॑ज्योतिःस्वभावया 
पश्यन्नेव॑ भवति सुपुप्ते । ] 

कय॑ तहिं न पश्यतीति ?' 

उच्यते--न तु तदस्ति | कि 
तत्‌ ? ्वितीय॑ विषयभूतम्‌ | कि- 
विशिष्टम्‌ १ ततो दष्टरन्यदन्यत्वेन 
विभक्त॑ यत्‌ पर्येद्‌ यदुपलभेत। 
यद्धि तहिशेषदर्शनकारणमन्तः- 
करणं चक्षूरूपं च, तदविद्ययान्य- 
त्वेन प्रत्युपथ्मापितमासी त्‌ । तदे- 
तसिन्‌ काल एकीभूतस्‌ , आत्मनः 
परेण परिष्वज्गात्‌ । द्रष्ठु्हि परि- 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि यह अनुभत्र तो [ चन्षु ] 
इन्द्रियके विशेष ब्यापारकी अपेक्षासे 
है, इसके सिव्रा जिनकी ऑ्से नष्ट 

गयी है, उनकी भी स्मप्तमें 
आत्मदृष्टिका अविपरिछोप (सदभाव) 
देखा जाता हैं | अत आत्माकी इष्ट 
तो अंबिपरिडप्तखभावा ही हैं, इस- 
लिये यह पुरुष उस अविनाणिनी 
खयब्योति:खरूपा इृष्टिसे स्वमें 
देखता ही रहता हैं । 

झड्डा-तों फिर 'नहीं ठेखता? 
ऐसा क्यों कहा जाता है * 

समाधान-वरतलाते हैं-यहों तो 
वह वस्तु ही नहीं है। वह कौन * दूसरी 
विषयम्त वस्तु । किस विशेषणसे 
युक्त * उस द्रष्टासे अन्य अर्थात्‌ 
अन्यरूपसे विभक्त, जिसे कि वह 
देखे-उपलब्ध करे | क्योंकि जो उस 
विशेष दशेनका कारण चश्लुरूप अन्त - 
करण था, वह अवियाके द्वारा अन्य- 
रूपसे प्रस्तुत किया हुआ था | इस 
समय प्रत्यगात्माका परमात्माके साथ 
आलिद्नन होनेके कारण वह एकरूप 
हो गया है | परिच्छिन्न द्रशके विशेष 


चिछन्नस्थ विशेषद्शनाय करण- | दर्शनके लिये ही इन्द्रियों अन्यरूपसे 


१ कमी नष्ट न होनेवाली | 





ब्राह्मण ३ ] शाएरभाष्या् ९८०, 
ब्बाटरि ा552.. «८६१... ८६०. 9. जप: "य- ०८८7:७०० न" 9.० न्ा(020 «८२-०० >कॉरट 2० 
मन्यत्वेन व्यवतिष्ठते । अ्य॑ तु ' लित पोती ४ ॥ किले उस 
मर * समय, जसे पुरुष अपनी प्रियासे 
स्वेन स्वोत्मना सम्परिष्वक्तः , ॥ि३व ऐोता ऐ, उसी प्रकार यह 
' खय सर्यत्मभायसे अपने पररुष 
' ग्राज्नात्मासे आलिद्वित रहता है; उस- 
पुरुषः: तेन न पृथक्त्वेन ज्यवू- ,डिये उस अबस्थार्गे इन्ट्रिय और 
विपय प्रथकछपले वियमान नहीं 
खितानि करणानि विपयाश् । रहते और उनका अभाव ऐोमेके 
तदभावाद्‌ विशेषद्शन नाखि, विगेदर्शन भी नहीं होता, 
! क्योंकि वह तो इस्डियादिका क्रिया 
करणादिकृतं हि तन्नात्मकृतम्‌; | हआ ही होता है, आत्माका किया 
| हुआ नहीं होता; आत्माका किया 
हुआ-सा तो भासता ही है, अतः 
सात्‌तत्कृतेय॑ आन्तिरात्मनों उसीके कारण ऐसी भ्रान्ति होती है 
कि आत्माकी इृष्टिका लोप होता 

इृष्टि; परिलुप्यत इति ॥१३॥ [है॥ २३॥ 


स्वेन परेण प्राज्नेनात्मना प्रिययेव 


आंत्मकृतमिव प्रत्यवभासते; त- 


डर >>-अऋॉल#ेफश-- 

यद् वे तन्न जिप्रति जिप्रन्‌ वे तन्न जिश्नतिन हि घा- 
तुघ्रतिविपरिकोपो विद्यतेषविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति 
ततोधन्यद्‌ विभक्त यज़िप्रेत्‌ ॥ २४ ॥ यद्‌ वै तन्न रसयते 
रसयन्‌ वै तन्न रसयते न हि रसयितू रसयतेविंपरिछोपो 
विद्यतेषबिनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोप्यद्‌ विभक्त 
यद्‌ रसयेत्‌ ॥२५॥ यद्‌ बैतन्न बद॒ति बदन वै तन्न बद्ति 
न हि व्तुबक्तेविपरिलोपो विद्यतेषविनाशित्वान्न तु तद- 
द्वितीयमस्ति ततोष्न्यद्‌ विभक्त यद्‌ वदेत्‌॥२६॥ यद्‌ वे तत्न 


९९० चुहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
किये 20. का 2... “0. बऑर्पि ब्रा ब्टस ब्क्टिय ब्जर्ट से, ०३:२०. नय्ि आप 


श्रणोति श्रृण्चन वे तन्न श्वणोति न हि श्रोतुः श्रुतेत्रिप- 
रिलोपो विद्यतेषविनाशित्वान्न तु तढह्ितीयमस्ति ततोष्न्यद्‌ 
विभक्त यच्छुगुयात्‌ ॥ २७॥ यद्‌ बे तन्‍न मच॒ते मन्वानो 
बै तन्न मनुते न हि मन्तुमतर्विपरिछोपो विद्यतेषविनाशि- 
त्वान्न तु तद॒द्वितीयमस्ति ततोएन्यद्‌ विभक्त यन्मन्वीत 
॥२८॥ यद्‌ वे तन्न स्पृशति रप्शन्‌ वेतन्न स्पृश्गति न हि 
स्प्रष्ठु: स्पृप्टेविपरिलोपो विद्यते5विनाशित्वान्न तु तदूठितीय- 
मस्ति ततोषन्यदू विभक्तं यत्‌ स्पृशोत्‌॥ २६ ॥ यद्‌ वे तत्न 
विजानाति विजानन्‌ बे तन्न विजानाति न हि विज्ञातु- 
विज्ञातेबिंपरिलोपो विद्यतेषबिनाशित्वान्न तु॒तद्हितीय- 


मस्ति ततोषन्यद्‌ विभक्त यद्‌ विजानीयात्‌ ॥ ३० ॥ 

वह जो नहीं सूँघता सो सूँघता हुआ ही नहीं सूँवता | सूँघनेवालेकी 
गन्धग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है| उस 
“अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, जिसे सूँघे || २४ ॥ 
वह जो ससास्त्राद नहीं करता सो रसाखाद करता हुआ ही 
नहीं करता । रसास्वाद करनेवालेकी रसग्रहणशक्तिका सर्वथा लोप नहीं 
होता, क्योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थामें उससे मिन्न कोई दूसरा 
पदार्थ है ही नहीं, जिसका रस ग्रहण करे ॥ २०॥ वह जो नहीं 
बोलता सो बोलता हुआ ही नहीं बोछता, वक्ताकी वचन-शक्तिका 
सर्वथा लोप नहीं होता, क्‍योंकि वह अविनाशी है | उस अबस्थामें 
उससे मिन्न दूसरा कुछ है ही नहीं, जिसके बिपयमें वह बोले ॥ २६ ॥ 
वह जो नहीं सुनता सो सुनता हुआ ही नहीं सुनता। श्रोताकी 
श्रवणशक्तिका सर्वधा लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनागी है। उस 
अवस्थामे उससे भिन्न दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं, जिसके विषयमें वह 


ब्राह्मण ३ ] शाड्रमाष्यार्थ ९ 
82... «६२०७... ६५६१... ९२२७ ०६००५. 2 अप नरक ९2 मकिक जरि2 ० ९39. 
सुने ॥२७॥ वह जो मनन नहीं करता सो मनन करता हुआ ही मनन नहीं 
करता | मनन करनेवालेकी मननशक्तिका सर्वथा छोप नहीं होता, क्योंकि 
वह अविनाशी है | उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं, 
जिसके विषयमें वह मनन करे || २८॥ वह जो स्पर्श नहीं करता सो स्पर्श 
करता हुआ ही स्पर्श नहीं करता । स्पश करनेवालेकी स्पशशक्तिका सबैथा 
लोप नहीं होता, क्‍योंकि वह अविनाशी है। उस अवस्थार्मे उससे 
भिन्न कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, जिसे वह स्पर्श करे ॥ २९० ॥ 
वह जो नहीं जानता सो नहीं जानता हुआ ही नहीं जानता। 
विज्ञताकी विज्ञाति ( विज्ञानशक्ति ) का सबैथा लोप नहीं होता, क्योंकि 
वह अविनाशी है । उस अवस्थामें उससे भिन्न कोई दूसरा पदार्थ ही नहीं 

होता, जिसे वह विशेषरूपसे जाने || ३० ॥ 


समानसन्‍्यत्‌ , यद्‌ वे तत्न जि- हि. वे तन्न जिप्नतिः ध्यदू वै तन्न 
प्रति । यद्‌ वै तन्न ससयते। यदू वै | रसयते? “यदू वै तन्न वदति' '्यद्‌ वैतन्न 
तन्न वदति ।यदवै तन्न शुणोति । | टैंणोति! यदू वे तन्न मनुते' 'यद्‌ वै 
यद्‌ चे तन्न मनुते । यद्‌ वे तन्न | स्पृशति! और प्यद्‌ वै तन्न विजा- 
स्पृशति | यद्‌ वे तन्न विजाना- नाति! इत्यादि अन्य मन्‍्त्रोंका अर्थ पूर्व- 
तीति । मननविज्ञानयोः रृष्टया- व॒त्‌ है। मनन और विज्ञान यद्यपि दृष्टि 


दिसहकारिस्वेउपि सति चक्षुरादि- आदिके सहकारी हम तथापि इनका 
निरपेक्षो भूतमविष्यहर्तमान- चक्षु आदि इन्द्रियोंसे निरपेक्ष रहकर 
दाग नियत आग भूत, भविष्यत्‌ और वतंमान विषय- 
आता सम्बन्धी व्यापार रहता ही है, इसलिये 

हु अ इनका प्रथक्‌ ग्रहण किया गया है। 
कि पुनरेश्यादीनाम्‌ अग्नेरी- | प्रश्न-क्या अम्निके धर्म उप्णता, 


ष्पयप्रकाशनज्वलनादिवद्‌ धर्ममेद्‌:, “शत और ज्वछनादिके समान 


आहोखिदमिन्नस्पेव धमेस्य परो- 03 2 पल 


पाधिनिमित्तं धर्सोन्यत्वमिति १ | उपाधिके कारण विभिनधमत्व है ? 


प्र चृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बटन ब्वि)क्‍७, बय:2 ब्यॉ 7?) बट त?येक नई न क्‍० नाए 22 जब्त प०- ब्यर्टिस फेक *ट पक न्य्टमं:पक 
अन्न केचिद्‌ व्याचक्षुते-आत्म- | उत्त--उस विपयमे कोई-कोई 
ऐसी न्याख्या करते हँ-आन्मत्रस्तुका 
एकत्ब और नानात्व खत ही है, 
यथा गोर्गेद्रिव्यतयेकत्वम्‌, सा- | जिस ग्रकार गौका गेदव्यखूपसे एकत्र 
खादीनां धर्माणां दर है और उसके साम्न्नादि थर्मोका पर- 

दीनां धमोणां परस्परता भेदः । | / हे 
लादीनां धर्माण के स्पर मेद है। जिस प्रकार स्थूछ 
यथा स्थूटेप्वेकत्व॑ नानात्व॑ च, | पदायोमे एकल और नानाल है, उसी 


तथा निरवयवेष्वमृतेबस्तुष्वेकत्तं | प्रकार निखयब और सूक्ष्म वस्नुओंमें 


नानात्व॑ चाजुमेयम्‌। सर्वत्राव्यमि | भी एकत्र और नानात्वका अनुमान 
5000 020 | करना चाहिये । इस नियमका स्तन 


चारदशनादात्मनोषपि तद्गदेव / अव्यमभिचार देखा जाता है, अत 


अबकी मो | इसी न्यायसे आत्माकी भी दृष्टि आदि- 
| परस्सर नानालम, | . ते परस्पर नानात्व है और आत्म- 


आत्मना चेकत्वमिति | दृष्टिसे एक है । 


न, अन्यपरत्वात्‌ | न हि। किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
गत्मनि इृष्पादि- दृषयादिधर्ममरेदप- | का तात्पर्य और ही है । 
लि ये ध्यद्‌ वे ततः इत्यादि वाक्य दृष्टयादि 

शक्तिमेदकल्पना- दशनपरमिदं वा-। ,मॉका भेद प्रदर्शित करनेके लिये 
निरसनमभ क्य॑यदूवें तदित्या-| नहीं हैं । तो फिर किस लिये 
दि । कि तहिं १ यदि चैतन्यात्म- | | ते हैं, खुनो-- ] गे 
चेतन्यात्मज्योति है तो वह सुपप्तिमें 
है हि क्‍यों नहीं जानती ? अत. निश्चय ही 
नूनमता न चंतन्यात्मज्यांतः; | ज्ेतन्यात्मज्योति है नहीं, ऐसी आ- 


इत्येवमाशड्टाग्राप्तों, तन्निराकर- | शघ्धा प्राप्त होनेपर, उसका निराकरण 


चस्तुनः खत एवेकत्व॑ नानात्व॑ च; 


ज्योतिः, कथं न जानाति सुपप्ते? 





१. गोके गलेकी लटकती हुई खालको सास्ना कहते है। गौके सास्ना; 
सींग, खुर आदि धर्मोका परस्पर भेद है | 


ब्राह्मण ३े | 


शाइरसाप्याथे 


श्र 


जय ब्यप-ग -बल्‍लीय ब्लास्ट 0० बस 2० ० बसी बाएमप बर्टिप०- ब्बर्सिट पे च्प् 0 ०४९२० 


णायेतदारूध यद्‌ वे तदित्यादि । 
यदस्य जाग्रत्खप्रयोभश्षुराचनेको- 
पाघिद्रं चेतन्यात्मज्योतिःखा- 
भाव्यमुपलक्षितं दृष्टथाद्यमिधेय- 
व्यवृहारापत्रम्‌, सुपरुप्ते उपाधि- 
भेदव्यापारनिवृत्तावनुद्धास्यमान- 
त्वादनुपलक्ष्यमाणखभावम प्युपा- 
घिमेंदेन भिन्नमिव यथाग्राप्ता- 
जुवादेनेवविद्यमानत्वमुच्यते । 
तंत्र दृष्टयादिधर्मभेदकल्पना वि- 
चक्षिताथोनभिज्ञतया । 
सेन्धवघनवत्‌ प्रज्ञानेकरसघन- 
श्रुत्तत्रिरोधाच;. “विज्ञानमा 


नन्‍्द्म्‌! (द्वृ०3०३।|९ | २८) 


| करनेके लिये ही 'यदू वें तदू? इत्यादि 
| बाक्यका आरम्भ किया गया है। 
जागरित और खम्म-अवस्थाओमे जो 
इसकी चेतन्यात्मम्योति.खभावता चक्चु 
आदि अनेकों उपाधियोके द्वारा इष्टि 
आदि नामके व्यवरहारको प्राप्त हुई 
' देखी गयी हैं, सुपृप्तिम उपाधिमेदरूप 
व्यापारकी निबृत्ति हो जानेपर वह 
अभिव्यक्त नहीं होती और इसलिये 
उसका खभाव भी उपलक्षित नहीं 
होता, तो भी यथाप्राप्त भेठका अनु- 
वाद करते हुए उपाधिभेदसे भिन्न हए- 
के समान ही उसकी विद्यमानता 
बतलायी गयी है, अतःउस अवस्थार्मे 
दृश्यादि वर्मभेदकी कल्पना व्रिविक्षित 
अर्थकों न जाननेके कारण ही है | 
आत्मा ल्वरणखण्डक्रे समान 
प्रजानकर्सबनखख्यप है! ऐसा प्रति- 
पादन करनेवाली श्रुतिसे विरोव होने- 
के कारण भी यह कल्पना उचित 
नहीं है | तथा “प्रद्मे विज्ञान और 


“सत्य ज्ञानम्‌” (त० 3० २।१।१) | आनन्दखरूप है” “मश्रह्म सत्य ज्ञान 


“उज्ञान ब्रह्म” (ए० 3० ३॥१॥३) 
हत्यादिश्वुतिस्यश्र | 
खब्दगप्रवृत्तेथ; लोकिकी च 


शब्दप्रवृत्तिअक्षुपा रूप॑ विजञाना- ' 


बृू० उ० २२७५---१५२६ 


। और अनन्त है! 


एवं «पअ्रज्ञान ब्रह्म 
| है”? इत्यादि श्रुतियोसे विरोध होनेके 
' कारण भी यह ठीक नहीं है । 
शब्दकी प्रवृत्तिसे भी [ चैतन्यके 
भेदकी कन्पना ठीक नहीं हैं ) 
'ेत्रसे रूपको जानता है, श्रोत्रसे 


९९७ बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्याई+200. ब्कर्टरे: 4७ बकरा प:७० "आर्ट य:2:७- "(गए ब्कर्टिज022- "रईस: ७- न्यर्ट ने: "कटे ० व्यार्ट-:-22७- «कट न पै- ब्वर्द::फ- 
ति, श्रोत्रेण शब्द॑ विजानाति, | शद्दको जानता है, ग्सनासे अनके 
रसनेनान्नस्य रसं विजानाति, इति | रसको जानता है, ऐसी शअद्की 
च सर्तत्रेव च दृष्टयादिशव्दा- | छोकिकी प्रवृत्ति भी सर्वत्र ही दृष्टि 
भिधेयानां विज्ञानशब्दवाच्यता- | आदि अद्दोक्े वाच्योकों विज्ञान 
मेव दर्शयति; ख्ठग्रवृत्तिश्व | अब्दकी वाच्यता दिग्वलाती हैं ओर 
प्रमाणम्‌ | बद्धकी प्रश्त्ति भी प्रमाण ही हैं | 
इृष्टान्तोपपत्तेश्, यथा हि कहीं के इशन्त भी वन 
ग़के सच ४ ' सकता है, जिस प्रकार लाकम 
सह के कक । खच्छखभावयुक्त स्फटिक मणि हरित, 
जे व्‌ केवल हरि- । नील एबं छोहितादि उपाधियोके 


तनीललीहिताद्युपाधिभेदसंयोगाव्‌ । ससग्गसे केवल उन्हींके कारण उनके 


तदाकारत्व॑ं भजते; न च॒ स्व- ' 
च्हस्व्रामाव्यव्यतिरेकेण हरित- 
नीललोहितादिलक्षणा धर्मभेदाः 
स्फटिकस्य कल्पयितुं शक्‍्यन्ते; 
तथा चक्षुराद्युपाधिभेदसंयोगात्‌ प्र- 
ज्ञानधनस्त॒भावस्येत्र आत्मज्योति- 
पो दृष्टयादिशक्तिमेद उपलध्यते; 
प्रज्ञानघनय॒स्वच्छस्वाभाव्यात्‌ 
स्फटिकस्वच्छखाभाव्यबत्‌ । 
खयज्ज्योतिष्ठाच; यथा च 
आदित्यज्योतिर्वभाखमेदे: संयु- 
ज्यमानं॑ हरितनीलपीतलोहि- 


तादिभेदेरविभाज्यं तदाकाराभासं 


आकारकी हो जाती है, खत स्फटिक- 
के तो खच्छखरूपतक्ते सित्रा हरित, 


। नील एव छोहितादि वर्ममेढकी कन्यना 


की ही नहीं जा सकती, उसी 
प्रकार चक्षु आदि उपाधिमेदके 
संयोगसे ही प्रज्ञानधनस्वरूप आत्म- 
ज्योतिके दृष्टि आदि जक्तिमेद उप- 
लक्षित होते हैं, क्योंकि स्फटिककी 
स्वच्छस्वभावताके समान प्रज्ञानधन 
भी स्त्रच्छस्वभाव है। 

खयज्योति होनेके कारण भी 
आत्ममेद अनुपपन्न है, जिस प्रकार 
सूर्यका प्रकाअ ग्रकाइ्यमेदोंसे सयुक्त 
होनेपर हरित, नील, पीत एवं 
लोहितादि मेदोंसे अभिन्न और उन्हीं- 
के आकारका भासता है, उसी 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरमभाष्याथ 


शरण 


बक20 बाई 22७, बहा बजट नए न्याई ८22७ नई": ईए प22% न *: ७ व्यॉ् >- पक बे: व्याई >::ऐक- 


भवृति, तथा च कृत्स्नं जगदवभा- 
सयचक्षुरादीनि च तदाकारं मवति 
तथा चोक्तम--“आत्मनेवाय॑ 
ज्योतिषास्ते” (४।३।६) इत्यादि। 
न, च निखबयवेष्बनेकात्मता 
शक्यते कल्पयितुम, दृशान्ता- 
भावात्‌ | यद॒प्याकाशस्थ स्वेगत- 
' स्वादिधर्मभेदः परिकर्प्यते, पर- 
साण्वादीनां च गन्धरसादनेक- 
गुणत्वम्‌, तदपि निरूप्यमार्णं परो- 
पाधिनिमित्तमेव मवति | 
आकाशस्य तावत्‌ सर्वगतत्व॑ 
नाम न खतो धर्मोष्स्ति । सर्वो- 
पाधिसंश्रयाद्धि सब॑त्र स्वेन रूपेण 
सक्षमपेक्ष्य सबेगतत्वव्यवहारः | 
न लाकाशः क्चिद्‌ गतो वा अग॒तों 
पा खतः । गमन॑ हि नाम देशा- 
न्तरखस देशान्तरेण संयोगका- 
रणम्‌, सा च क्रिया नेवाविशेषे 
सम्भवति; एवं धर्ममेदा नेव 
सन्त्याकाशे । 


प्रकार सम्पूर्ण जगत्‌ और चक्षु आदिको 
प्रकाशित करनेवाली चैतन्यात्म- 
ज्योति तदाकार हो जाती है | ऐसा 
ही कहा भी है--'सुपृप्तिमें यह आत्म- 
ज्योतिके द्वारा ही बेठता है?” इत्यादि | 


इसके सित्रा निर्रयत्र पदार्थोमे 
अनेकरूपताकी कल्पना भी नहीं की 
जासकती, क्योंकि ऐसा कोई दृशन्त 
नहीं है। आकाशके जो सर्वगतत्वादि 
धर्ममेद और परमाण आदिके जो 
ग़न्ध-रस आदि अनेक गुणयुक्त होने- 
की कल्पना की जाती है, वह भी 
विचार करनेपर अन्य उपाधिके कारण 

अं 

ही है। 

आकाशका जो सर्व॑गतत्व है, वह 
खत; उसका धर्म नहीं है | सम्पूर्ण 
उपाधियोंका आश्रय होनेके कारण 
ही जो उसकी खरूपसे सर्वत्र सत्ता 
है, उसकी अपेक्षासे उसके सर्व- 
गतत्वका व्यवहार होता है। खत: 
आकाश तो न -कहीं गया है और न 
नहीं गया है, किसी देशान्तरमें स्थित 
वस्तुके किसी अन्य देशसे सयोग होने- 
का जो कारण है, उसे ही गमन कहते 
हैं| वह गमनक्रिया किसी निर्विशेष 
तस्तुमें होनी सम्भव नहीं है, इस 
अकार आकाझमें धर्ममेद हैं ही नहीं। 


९०६ बृहदारण्यफीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बबें:22७ बन, ब््न ्. बाप बिप -_ २: ०३2 बरस: बस ०«८०२२०० +बाउ-य ब्बससटक 
तथा परमाण्वादावबपि | पर- इसी प्रकार परमाणु आदिम भी 
' समझना चाहिये। गन्बबनभता 
पृथिवीका जो अत्यन्त सूक्ष्म गन्त्रास्मक 
परमदक्ष्मोषचयवों. गन्धात्मक अवयब हैं, उसे ही परमाणु कहते 
हैं। उसीके गन्बबत््व ( गन्बगुणयुक्त 
होने ) की कल्पना नहीं कीजा 
शक्यते कल्पयितुम्‌ | अथ तस्येव सकती | यदि कहो कि उसीका 
रसादियुक्त होना तो सम्भव है ही, 
तो यह कथन ठीक नहीं, क्योंकि 
प्यवादिसंसर्गनिमित्तत्यात्‌ू । त- उसमे जो रसादिमच्त है, वह जलादि- 
ला के ससगके कारण है । अत 
सात अं लमरस्लव वत्तन जनक अत रह 
इृष्टान्तोडस्ति । में कोई इृशान्त नहीं हैं । 
एतेन ध्गादिशाक्तिमेदानां. इसीसे परमात्मामें दृष्टि आदि 
पृथवचक्षूरूपादिभेदन परिणाम- शक्तिभेदोंके जो चक्षु एवं रूपादि- 
भेदसे परिणामभेदोंकी कल्पना की 
भेदकल्पना परमात्मनि ग्रत्युक्ता | वी है, उसका भी खण्डन कर 
॥ २४-३० ॥। दिया गया* || २४-३ ०॥ 
7«9क3इकेडश 7 
जायरित और स्मममें युरुषको विशेष जान होनेसे हेतु 
जाग्रत्स्वप्तयोरिष यद्‌ विजानी-_ जागरित और खप्नके समान जिसे 
' पुरुष जाने, ऐसी उससे अन्यरूपसे 


माणुनांम पृथिव्या गन्धघनायाः 
एवं । न तस्य पुन्गन्धव्य॑ नाम । 


रसाव्मिच्ं स्यादिति चेन्न, तत्रा- 





# भर्तृप्रप्यका मत है कि परमात्मामे दृष्टि, श्राति इत्यादि भिन्न-भिन्न 
शक्तियों है | उनमें इृष्टिका चभु और रूपाकारसे परिणाम होता है तथा घातिका 
प्राणेन्द्रिय और गन्धाकारसे | इसी प्रकार अन्यान्य शक्तियोके भी प्रथक पृथक 
परिणाम होते है | इस कव्पनाका परमात्मा निरवयव और एकरतस हैं इस युक्ति- 
से निराकरण कर दिया गया | 


ए्‌ ९०७ 
३२... «८२२ (२० धर "9-52. व82७- ०९२०-७२ 32% 


यात्तद्‌ द्वितीय॑ प्रविभक्तमन्यत्वेन | विभक्त कोई दूसरी वस्तु नहीं हैं-यह 


आल कही गयी। इसलिये 
नास्तीत्युक्तम्‌। अतः सुघुते न | सुपुप्तिमे उसे किसी विशेषका ज्ञान 


विजानाति विशेषम्‌। नहीं होता । 
ननुयद्यस्यायमेव स्वभावः _ शज्रष्ठा--किन्तु इसका यदि यही 
किलिमित्तमस्य विशेषविज्ञानं ' खभाव है तो अपने खभावकों छोड- 
हर की विशेष ज्ञान होता ही क्‍यों 
स्वमावपरित्यागेन ? अथ विशेष- *र इसे विशेष ज्ञान हो के 
भेवास्स स्वभावः: कस्मादेप हैं ? ओर यदि विशेष विज्ञान ही इसका 
तार ४ कसाई नाव हैतो इसे सुफरतिमे विशेषका 
विशेष॑ न विजानातीति ! | लाल बंगले: होता? 
उच्यते, घृणु -- समाधान-बतलते हैँ, सुनो- 
यत्र वा अन्यद्व स्थात्‌ तत्रान्यो(न्यत्‌ परयेदन्योन्य- 
जिप्रेदन्योपन्यद्‌ रसयेदन्यो$न्यद्‌ वदेदन्योपन्यच्छुणुयाद- 
न्योष्न्यन्मन्वीतान्योन्यत्‌ स्ृशेदन्योधन्यद विजानीयात्‌ ३ १ 
जहाँ ( जागरित या खप्तात्रस्थामे ) आत्मासे भिन्न अन्य-सा होता हैं 
वहों अन्य अन्यको देख सकता है, अन्य अन्यकों सूत्र सकता हैं, अन्य 
अन्यको चख सकता है, अन्य अन्यको बोल सकता है, अन्य अन्यक्रों 
सुन सकता है, अन्य अन्यका मनन कर सकता है, अन्य अन्यका स्पर्श 
कर सकता है, अन्य अन्यको जान सकता है ॥ ३१ ॥ 
यत्र यसिज्ञागरिते स्वमे वा' जहों-जिस जागरित या खप्में 


रद “. , अन्यके समान अर्थात्‌ अविद्याद्वारा 
अन्यांदव आत्मना वस्त्वस्तरामे- ८ 

ह । उपस्थित की हुई आत्मासे भिन्न कोई 
वाविद्यया प्रत्युपापितं मवति, ' और वस्तु होती है, बहों आत्मासे 


| 
९ मिन्न किसी अन्य वस्तुके न होनेपर 
तृत्र तसादावद्याप्रत्युपया वद्याग्नत्युपस्था > 
पिता तथा आत्माके उससे भिन्न न होने- 
दुन्य; अन्यमिव आत्तमान॑ मनन्‍्य- | पर भी उस अविश्वाद्यारा प्रस्तुत की 


०९८ बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ज्कर्ट:2७. ब्र्ट:म:0 एन ७ ब्व्टि 20, एस "एन: ब्करपय:2०- «रस फक ये न ७ नर्द 23७. "व 220 व्यापक 
मान, असत्यात्मनः प्रविभक्ते | हुई वस्तुसे अपनेको अन्यवत्‌ मानता 
वस्त्वन्तरे, असति चात्मनि ततः / 2 हम हम हवा उवाद 

अल दंत पक लिप उपलब्ध करता है | यह बात खप्ना- 
00000 0 कक कं ओर | बस्थार्म 'मानों मारते है, माना वमे 
भेत।तच्च दशितं खण्ने प्रत्यक्षतों ' करे है? इस अनुभवद्वारा प्रयक्ष 
“प्नन्तीव जिनन्तीव” इति | तथा- | दिखायी गयी हैं | इसी प्रकार अन्य 


' अन्यका सूत्र सकता हैं, चख सकता 
ह्व धन्यजिप्रेद वदच्छणु- 
योउन्यजिप्नेद रसयेद्‌ व ध्य। है, बोल सकता है, सुन सकता 


यान्मन्चीत स्प्रणेद्‌ विजानीया- | है, मनन कर सकता हैं, स्पर्म 
दिति॥ ३१॥ | कर सकता है, नान सकता हैं ॥|३१॥ 





सीन जन 


सुपुप्तिगत आत्माकी अभिन्र स्थिति 

यत्र पुनः साविद्या सुप्तै किन्तु जहों सुपुप्तावस्थामें अन्य 
वस्तुको प्रस्तुत करनेवाली वह अविया 
| गान्‍्त हो जाती हैं, वहाँ उससे मिन्न- 
तेनान्यत्वेव अविद्याप्रविभक्तस्य | रूपसे अविद्याद्वारा विभक्त वस्तुका 
अभाव हो जानेके कारण वह किस 
इन्द्रियसे किसे देखे, सूँघे अथवा 
ज़िप्रेद्‌ विजानीयादू वा! अतः--- / जाने ? इसलिये-- 

सलिल एको द्रश्टह्वेती भवत्येष बह्मलोकः सम्रा- 
डिति हैनमनुशशास याज्ञवल्क्य एषास्य परमा गतिरेषा- 
स्थ परमा सम्पदेषोसश्य परमो लोक एपषोपस्य परम 
आनन्द एतस्यैवानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रामुप- 


जीवन्ति ॥ २३२ ॥ 


जैसे जल्में वेसे ही सुषृत्तिमं एक अद्वेत द्रश है । हे सम्राट ! यह 
ब्रह्मलोक है---ऐसा याज्ञव॒ल्क्यने जनकको उपदेश दिया | प्यह इस 


चस्त्वन्तरप्रत्युप््यापिका शान्ता, 


चस्तुनो5भावात्‌ तत्‌ केन क॑ पर्ये- 


धऋापष्मण हे शादरभाप्याथे ण्र््‌ 
जब: पा, बॉस फल ब्यट प नर ब्बिय बॉ फेल ब्यॉ फेस न्कॉर्ट गो, गई बर्०2०- जय 20 न 0७. 
( पुरुष ) की परमगति हें, यह इसकी परग सम्पत्ति है, यद सका परम 

जैव है, यह उसका परमानन्द हैं। इस आनन्दकी मात्राके आश्रित ही 


अन्य प्राणी जीवन घारण करते हैं ॥ ३२ ॥ 


स्वेनेव हि. प्राज्ञेनात्मना । 


खय॑ज्योतिःसभावेन.. सम्प- 
रिप्वक्तः समम्तः सम्प्रसन्न 


आप्काम आत्मकझामः सलिल- 
वत्वच्छीभूतः सलिल इव 


सलिल एको दवितीयस्यामावात्‌ । 
अविद्याया हि दितीयः प्रविभ- 
ज्यतेः सा च ग्रान्तात्र अत, 
एक; | ठ्रष्टा अऐेग्विपरिलुप्तत्या 
दात्मज्योतिःस्वभावाया:; अग्ैतो 
द्रश्व्यख ड्वितीयस्मामावात्‌ । .' 

एतदसतमभयम्‌ | एप अ्रह्म- | 
लोको ब्रह्मेद लोको अद्यलोंकः । 
पर णवायमसिन्‌ काले व्यावृत्त- 


कार्यकरणोपाधिभेदः स्वे आत्म- । 


ज्योतिषि शान्तसबंसम्पन्धो वर्तते 
है सम्राट्‌ | इति हव॑ हन॑ जनक- 





अपने ही. खबय्योति खभाव 
प्रतान्गामे सम्पक्‌ प्रदारसे आलिद्वितत, 
अपरिन्टिलि, सम्यक प्रसादयुक्त, 
आप्रदाम, भामफाम, जहके समान 
स्पा, मानो. जलमें [ अथांत जमे 
जलने प्रतिगिम्गित उसका साक्षी 
धुप जनरप ही ४ बसा ही ] एक 


हगा है. रपोक्ि उससे शिन्न दुसरेकी 
ट[ 8. रकादा 3 एन दुस्र्क 


।्ढ 


सता नहीं ए। दूसरेंगा विभाग तो 
अपिडिरो है होता 7 और पद 


महा आस है गये है; मेडिप एक 
उस रे | आाषमप्पोनि.स्वभावा 7श्टि- 
का छाप न होनेके कारण पर ठग 
है तथा अन्य दषस्थका अभाव होने 
कारण वह अप्रेत ? | 


यह अमृत और अभय है | यह्ट 
ब्रष्चलोक #-जहाँ ब्रह्म ही लोक है 
ऐसा यद्द त्रह्मलोक है । है सम्राट ! 
इस समय अपनी देहेन्द्रियरूप उपा- 
पिसे छूटकर सत्र सम्बन्धेसे मुक्त 
हो परमात्मा ही अपनी आत्मप्योतिगे 
वर्तमान रहता है । इस प्रकार याज्ञ- 


मनुशशास अनुशिश्चान्‌ याज्ञ- | वल्क्यने इस जनकको अमनुशासन-- 


वलक्य इति श्रुतिवचनमेतत्‌ । 


उपदेश किया-यह थ्रुतिका कक्य है| 


१००० 


बृहद्ारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


223... ब०+%. ०८२. पीपल ०८२२० -बसय जप. ८ ब्९ूप बाप८2 आम. ७८7८2... 


कथ वानुशशास ? एपासथ 
विज्ञानमयस्स परमा गतिः | या- , 
स्त्वन्या देहग्रहणलक्षुणा त्रह्मा- 
दिस्तम्बपयन्ता अविद्याकल्पितास्ता 
गतयो5तो5परमा अविद्याविषय- 
त्वात्‌ । इयं तु देवत्वादिगतीनां 
कम्मविद्यासाध्यानां परमोत्तमा यः 
समस्तात्ममावः, यत्र.. नान्यत्‌ 
पश्यति नान्यच्छुणोति नान्यद्‌ 
विजानातीति । 

एपेव च परमा सम्पत्‌ सवोसां 
सम्पदां विभूतीनामिय परमा 
स्वाभाविकत्वादसया;;. क्ृतका 
हान्या4 सम्पदः । तथेपोडस परणो 
लोकः, ये5न्ये कर्मफलाश्रया 
लोकास्तेडसादपरमाः । अय॑ तु 
न केनचन कर्मणा मीयते, स्वा- 
माविकत्वात्‌ू; एपोड्स परसो ' 
लोकः | । 

तथैषोउ्य परम आननन्‍्दः | / 
यान्यन्यानि विषयेन्द्रियसम्बन्ध- 
जनितान्यानन्दजातानि तान्यपे- 
क्ष्य एपोउ्सस परम आननन्‍्दों 


नित्यत्वात्‌ | “यो वे भूमा तत्‌ | 


किस प्रकार उपदेश किया “- 
इस विज्ञानमयकी यद्द परम गति है। 
इससे भिन्न जो ब्रह्माले लेकर स्तम्ब- 
पर्यन्त शरीर््रहणरूपा गतियों हैं, वे 
अविद्याकल्पित ह, अत अविदाकी 
विपय होनेके कारण वे अपरमा 
(निक्ृष्ट ) हैं | किन्तु यह जो सर्वा- 
त्ममाव है, वह कर्म ओर उपासना- 
द्वारा साथ्य ठेवत्वादि गतियोंसे परम- 
उत्तम है, जहाँ कि पुरुष किसी अन्य- 
को नहीं देखता, किसी अन्यकों नहीं 
सुनता और न किमी अन्यको जानता हैं। 

यही परम सम्पत्‌ हैं. सम्पूर्ण 
सम्पदाओं अर्थात्‌ विमूतियोमे यह 
श्रेष्ठ है, क्योंकि यह खाभाविक है 
और दूसरे प्रकारकी सम्पत्तियाँ कृत्रिम 
हैं | तथा यह इसका परम लोक है, 
दूसरे जो कर्मफलके आश्रित छोक हैं, 
वे इससे निकृष्ट है | किन्तु यह स्वाभा- 
विक होनेके कारण किसी भी करम- 
द्वारा प्राप्त नहीं होता, अत यह 
इसका परम लोक है । 

तथा यह इसका परम आनन्द 


| है । दूसरे जो विषय और इच्द्धियोंके 


सम्बन्धसे होनेवाले आनन्द हैं, 
उनकी अपेक्षा यह उत्कृष्ट आनन्द है, 
क्योकि यह नित्य है, जेसा कि जो 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइरभाप्याथे 


श्ण्ग्र्‌ 


पिपन नाल ९2० ब्वप2७ पक. प५० जाउड बाप बस जार ७८2 बरस 


सुखम” (छा०उ० ७२३।१) इति 
श्रुत्यन्तरात्‌ । यत्रान्यत्‌ पश्यत्य- 
न्‍्यद्‌ विजानाति तदरूपं मत्येम 


सुख्यं सुखम्‌, इदं तु तहिपरीतम, 


अत एवेपोउस्थ परम आनन्द! | 


एतस्पेवानन्दस्थ मात्रां कला- 
मविद्याप्रत्युप्यापितां विपयेन्द्रि- 
यसम्बन्धकालविभाव्यामन्यानि 
भृतान्युपजीवन्ति। कानि तानि ? 


मानस्वरुपाण्यन्यत्वेव.. तानि 

मह्मणः परिकस्प्यमानान्यन्यानि 
सन्त्युपजीवन्ति भृतानि विपये- 
व्ियसम्पकंद्ाारंण विभाव्यमा- 
नाम ॥ ३२ ॥ 


भूमा है, निश्चय वही सुख है” इस 
अन्य श्वतिसे सिद्ध होता है । जहाँ 
अन्यको देखना है, अन्यकों जानता 
हैं, वह अल्प, मत्य और अमुख्य सुख 
है, किन्तु यह उससे विपरीत हैं, 
इसीसे यह इसका परम आनन्द हैं | 

इसी आनन्दकी अत्रियाद्वारा प्रस्तुत 


' तथा विषय ओर इनच्छ्रियोंके सख्नन्धके 
, समय होनेवाली मात्रा कहाके आश्रित 
दूसरे जीव जीवन धारण करते है | 
तत एयानन्दादविद्यया प्रविमज्य- ' वे 


जीत्र कोन हैं * जो उस आनन्दमे 
ही अवियाचग तिभक्त खरूप तया 
ब्रह्मसे पृथकरूपसे परिकल्पित अन्य 
जीव हैं, वे विषय और इन्द्रियोके 
सम्पकद्वारा उस आनन्दर्की ऋष्पित 


' मात्राक्ते उपजीबी होते है | ३२ ॥ 


«८२*४८/४५.- 
पिणाप और 'निष्कान श्रोजियके ताभौम आनन्दका (िग्दर्शन 


यरत परमानन्दस्थ मात्रा अब- 


यवा त्रह्मादिभिमेनुष्यपर्यन्तेभते स्‍न्तैभले- 
रुपजीन्यन्ते, तदानन्दमात्राद्या- 
रेण मात्रिणं परमानन्दमधिजि 
गमयिषन्नाह, सैन्धवलवणशकलै- 
रिंव लवणशेल्म्‌ | 

स यो मनुप्याणा<्‌ 
पतिः सर्वेमोनृष्यकैसोंगि 


ब्रद्मसे लेकर मनुष्यपर्यन्त सभी 
जीव जिस परमानन्दकी मात्रा-अवयवब- 
के उपजीबी हैं, उस आन-ठकी 
मात्राके द्वारा सेधा नमकके टकठेसे 
नमकके पव॑तका ज्ञान करानेके समान 
उसके मात्री (अंशी) परमानन्दका 


| बोध करानेकी इच्छासे श्रुति कहती हे 


राड: सम्ृ्ों भवत्यन्येपामधि- 
सम्पन्नतमः स॒सनुप्याणां परम 


१६००२ बृहदारण्यकीपनिपदू [ अध्याय ४ 
ब्वर्ब (2 बन पक ब्यई? बाई २-22: न्कई >- कन्या: व्य्ट 020० न्य्ट--2स्‍७ बट 2-२७ “्याई 20. व्या २2% ब्य्ट:३::० 
आनन्दोषथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितृणां 
जितलोकानामानन्दोपथ ये शतं पितृणां जितलाकानामा- 
नन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोष्थ ये शत्तं गन्धर्ब- 
लोक आनन्दाः स एकः कर्मदेवानामानन्दी थे कर्मणा 
देवत्वममिसम्पयन्तेपथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक 
आजानदेवानामानन्दो यश् श्रोत्रियोगज्भजजिनोएकामहतो$थ 
ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स एकः प्रजापतिलोक 
आनन्दो यश्व श्रोत्रियोधव्नजिनोईकामहतो५थ ये शत प्रजा- 
पतिलोक आनन्‍्दाः स एको ब्ह्मडोक .आनन्दो यश्र 
श्रोत्रियोध्वजिनोपकामहतो5+थेष एवं परम आनन्द एप 
अह्मलोकः सम्राडिति होवाच याज्ञवल्क्यः सो5हं भगवते 
सहस्र॑ ददाम्यत ऊर्ध्व॑ विमोक्षायेव वृहीत्यत्र ह याज्ञवल्क्यों 
बिभयाद्वकार मेघावी राजा सर्वेभ्यो मान्तेभ्य उदरो- 


त्सीदेति ॥ ३३ ॥ 

वह जो मनुष्योमें सब अन्लोंसे पूर्ण समृद्ध, दूसरोंका अधिपतिं और 
मनुष्यसम्बन्धी सम्पूर्ण भोगसामग्रियोंद्रारा सबसे अधिक सम्पन्न होता है, वह 
मनुष्योंका परम आनन्द है| अब जो मनुष्योंके सी आनन्द हैं, वह पितृ- 
लोकको जीतनेवाले पितृगणका एक आनन्द है। और जो पितृलेकको 
जीतनेवाले पितरोंके सो आनन्द हैं, वह गन्धर्वकोकका एक आनन्द है | 
तथा जो गन्धर्वलोकके सौ आनन्द हैं, वह कर्मदेवोंका, जो कि करके द्वारा 
देवत्वको प्राप्त होते हैं, एक आनन्द है | जो कर्मदेवोंके सौ आनन्द हैं, 
वह आजान ( जन्मसिद्ध ) देवोंका एक आनन्द है और जो निष्पाप, 
निष्काम श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ]। जो आजानदेवोंके 


ज्ञाह्मण ३ ) शाइरसभाष्याथे १००३ 
2. ब्वर्िय बर्प्किय ब्डर्ि बहपल पक बिक अकिपरेक न्व्स्कियेक नॉप्ििय बियर नईकिटेकत न्यायिक 
सौ आनन्द है, वह प्रजापतिछोकका एक आनन्द है और जो निष्पाप 
निष्काम श्रोत्रिय है. [ उसका भी वह आनन्द है ]। जो प्रजापतिोकके 
सौ आनन्द हैं, वह ब्रह्मतेकका एक आनन्द है और जो निष्पाप निष्काम 
श्रोत्रिय है [ उसका भी वह आनन्द है ] तथा यही परम आनन्द है । हे 
सम्राट ! यह ब्ह्मछोक है--ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा | [ जनक बोले- ] मैं 
श्रीमानको सहसर [गौएँ ] देता हूँ, अब आगे भी आप मोक्षके लिये ही 
उपदेश करें ।? यह सुनकर याज्ञवल्क्यजी डर गये कि इस बुद्धिमान्‌ राजाने 
तो मुझे सम्पूर्ण प्रश्नोंके निर्णयपर्यन्त [ उत्तर देनेको ] बाँध लिया || ३३ ॥ 


सय; कश्रिन्मनुष्याणां मध्ये 
राड्) संसिद्धोइविकलः समग्रा- 
वयव इत्यथे!, समृद्ध उपभोगों- 
पकरणसम्पन्नो मवति; किश्वा- 
न्येषां समानजातीयानामधिपति: 
स्व॒तन्त्रः पतिने माण्डलिकः, 
संबें! समस्‍्ते।, मानुष्यफैरिति 
दिव्यभोगोपकरणनिद्यथम्‌, मनु- 
ध्याणामेव यानि भोगोपकरणानि 
ते; सम्पन्नानामप्यतिशयेन स- 
म्पन्न। सम्पन्नतमः से सनुष्याणां 
परम आनन्द; | 


तत्र आनन्‍्दानन्दिनोरभेद- 
निर्देशान्नार्थान्तरमूतत्वमिस्येतत्‌ । 
परमानन्दस्येवेयं विषयविषय्या- 


मनुष्योमें जो कोई राद्र-पंसिद्ध-- 
अविकलू अर्थात्‌ सम्पूण अवयबोसे 
युक्त, समृद्ध-भोगसामग्रीसे सम्पन्न 
तथा अन्य सजातीय पुरुषोंका अधि- 
पति-खतमन्त्र खामी होता है, माण्ड- 
लिक नहीं; एवं सम्पूर्ण मानुष्यक 
(मनुष्यसंबन्धी) भोगोंसि-'मानुष्यके:? 
इस पदका प्रयोग दिव्यभोगसामग्रीकी 
निवृत्तिके लिये है अर्थात्‌ जो मनुष्यों- 
की ही भोगसामग्रियोँ हैं, उनसे जो 
लोग सम्पन्न हैं, उनमें भी जो सबसे 
अधिक सम्पन्न होता है, वह मनुष्यों 


का परम आनन्द है | 


यहाँ आनन्द और आनन्दवानके 


अमेदका निर्देश किया गया है, इस- 
लिये आनन्दी आत्मासे आनन्द कोई 


मित्र पदार्थ नहीं है। विषय और 
विषयीरूपसे यह परमानन्दका ही 


दमकल मन अल जज लिन जक लक ब लक, 
१. जो सम्पूर्ण भूमण्डलका मालिक न होकर किसी छोटे-से मण्डलका शासक 


हो, उसे माण्डलिक कहते हैं 


१००४ 


बृहदारण्यको पनिपद 


[ अध्याय ४ 


बऑॉप्टि न एप. एप 2७, रे 2. «क्यो. ९-०७. नई ७ ब््ट--क्‍6- ब्कर्ट न? ४७ ब्या्ट न-" ७, न ट 2० नए ००. 


कारेण मात्रा प्रसृतेति ह्क्तम्‌ “यत्र | अन्न फेल्म इआ हें-वह बात “जहाँ 


वा अन्यदिव खात्‌” इत्यादि- 
वाक्येन। तस्ताद्‌ युक्तोष्यम्‌ 'परम 
आनन्द इत्यभेदनिर्देश!। युधि- 
ए्रादितुल्यो राजात्रोदाहरणम्‌ | 

इष्टं मनुष्यानन्दमार्दि क्रृत्वा 
शतगुणोनरोत्तरक्रमेणोन्नीय पर- 
मानन्दं यत्र भेदो निवतेते तम- 
धिगमयति । अन्रायमानन्द; शत- 
गुणोत्तरोत्तरक्रमेण व्धेमानों यत्र 
वृद्धिकाष्टामनुभवति, यत्र गणित- 
भेदो निवतेते, अन्यद्शनश्रवण- 
मननाभावात्‌, त॑ं परसानन्द विव- 
क्षत्राह-- 

अथ ये मनुष्याणामेवम्प्रकाराः 


कोई दूसरेके समान हो” उत्यादि 
वाक्यसे कही गयी हैं । अत यहा 
यह परम आनन्द हैं एसी अभेदोक्ति 
उचित ही हैं। उसमे युविष्टिर आदिके 
समान गजा उदाहरण है | 


श्रुति अनुभत्रसिद्ध मानुप आनन्द से 
आरम्भ करके उसका उत्तगत्तर 
क्रमण सौ-से|गुना उन्‍्कप दिखाते 
हुए जहाँ भेदकी निवत्ति हो जाती 
है, उस परमानन्दको प्रदर्शित करती 
है | यह आनन्द क्रमण उत्तगेत्तर 
सोगुना बढ़ता हुआ जहाँ बृद्धिकी 
परा काष्टातक पहुँच जाता हैं, 
जहाँ अन्य दर्शन, श्रवण और 
मननका अभाव हो जानेके कारण 
सख्याका व्यवहार नहीं रहता, उस 
परमानन्दका वर्णन करनेकी उच्छासे 
ह यहाँ श्रुति कहती है-- 


॥ कक अप कप ६४ ५" 
।  मनुष्योंके आनन्दके जो इस 
| 


शतमानन्दभेदा; स एकः पित्- | रकारके से। भेद हैं, वह पितृगणका 
णाम्‌ । तेषां विशेषणं जितलोका- | पे आनन्द है। “जितलोक! यह 


नामिति, श्राद्धादिकर्ममिः पितृ - 


स्तोषयित्वा तेन कर्मणा जितो 
लोको येपां ते जितलोकाः पि- 


उन पितृगणका विशेषण है, जिन्होंने 
श्राद्धादि कर्मोंसि पितरोकों सन्तुष्ट कर 

>> 0. है. [० है # 
उस कमसे पितृलोककों जीता है, वे 


| नितल्लेक पितृगण होते हैं , मनुष्या- 


ब्राह्मण ३ ] शाइरसाप्या्थ १००५ 
बऑॉर्पिएफ ब्काी) बल क्‍७- बट 3क ब्ॉॉर्पि.-3०- ब्ऑॉ: पर व्यसन 2७ व्यय?) ब्यॉर्ट: 3० न्यॉर्स 3७ बिग न्कर्सीफे 
तर: तेषां पितणां जितलोकानां | नन्‍्दका सी गुना किया हुआ परिमाण 
मनुष्यानन्दशतगुणीकृतपरिमाण | उन जितलोक पितृगणका एक आनन्द 

एक आनन्दों भवति । होता है | 


गेजपि शतगुणीकृतो गन्धर्व- भी सी गुना किये जानेपर 
5पि शतगणीकृतों गन्धवे- 
लक को गन्वबलोकमे एक आनन्द होता है 


लोके एक आनन्दों भवति। स और बह सगुना करनेपर कम्मदेवोका 
शतगुणीकृतः कर्मदेवानामेक एक आनन्द हैं | अग्निहोत्रादि श्रोत- 
आनन्‍्दः । अगिहोत्रादिश्रोतकर्म- | कर्मके द्वारा जो देवत्व प्राप्त करते है, 


कमठेव ० पी कार 
णा ये देव प्राप्लुवन्ति ते ये कमठेव कहलाते ह | इसी प्र 


है आजानदेबाका एक आनन्द [ कम- 
कसेदवा। । तथंत्र आजानदया: लक आनन्दसे से|गुना] होता है । 


नामक आजन्द;-आजानत एवं | आजान अर्थात्‌ उत्पत्तिसे ही जो 
उत्पत्तित एव ये देवास्ते आजा- | देवता होते है, तरें आजानदेव कहलाते 
नदेवाः । यत्र श्रोत्रियोज्धीतवेदः, , + | और जो श्रोनिय-वेद पढ़ा टुआ, 
अब्ृृजिनो बृजिनं पाप॑ तद्गहितों / जन बा: व 

४ "तो, इससे रहित, अर्थात्‌ आसरोक्त कम 
यथोक्तकारीत्यथ::  अक्ामहतो । करनेवाढ्य है तथा अकामहत-आ 
वीततृष्ण आजानदेवेभ्यो5योग्या- | जानदेवोंसे नीचे जितने विषय है 
वन्तों विषयास्तेष; तस्य चैब- : उनमे दृष्णारहित हैं, उस इस 
म्मूत्स आजानदेबे: । प्रकारके पुरुषका आनन्द भी आजान- 
+* सैमीन । रोके समान ही होता है-यह अर्थ 
आनन्द इत्येतदन्वाकृप्यते | [ ध्यश्रा इसके] प्वः शब्दसे 


चशबच्दात्‌ | निकलता है । 
तच्छतगुणीकृतपरिमाण:ः प्र- ह सोगुना किया हुआ आजान- 
<. ४३ देवोका आनन्द प्रजापतिलोकमे-विराट 
जापतिलोके एक आनन्दो विरा । 
डे 202 जरीरमे एक आनन्द है। तथा 


टशरीरे | तथा तहिज्ञानवाउश्रो- विराट्के उपासक अश्रोत्रिय-अधीत 





००६ 


बृहदारण्यक्रीोपनियद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब््टलिय- ब्वरप्फ बस. ब्लपि पर ब्लपनफ ब्लर्टिि- ० नई न -क::0- नर्ट २०० बा((-:2 ७. «४3:2७ बई20७- 


त्रियोष्पीतवेदअआाइजिन इत्यादि । ब्रेढ, निष्पाप, निष्काम पुरुषकों भी 


पूवेबत्‌; तच्छतगुणीक्रृतपरिमाण 
एक आनन्दों त्रद्मलोके हिरण्य- 
गर्भात्मनि | यब्वेत्यादि पूर्वव- 
देव । अतः पर गणितनिश्वत्तिः | 
एप परम आनन्द इसत्युक्त;; य्थ 
च परमानन्दय ब्रह्मलोकाद्यान- 
न्दा मात्राः, उदधेरिव विश्वुपः | 

एवं शतगुणोत्तरोत्तरइद्धचुपेता 
आनन्दा यत्रेकतां यान्ति, यश् 
श्रोत्रियप्रत्यक्षोी5थेष एवं सम्प्रसा- 
दलक्षण; परम आनन्द: | तत्र हि 
नान्‍्यत्‌ पश्यति नान्यच्छुणोति; 
अतो भूमा, भूमत्वादसतः; इतरे 
तह्विपरीता; । 

अन्न च श्रोत्रियत्वाइजिनत्वे 


, तुल्थे, अकामहतत्वकृतो विशेष 


वैसा ही आनन्द होना है-उत्याद्रि 
सब्र अर्थ पूर्वत्रतू समझना चाहिये । 
उसके भी सोंगुने क्रिय 5० परिमाण- 
बाल ब्रह्मगकम अर्थात्‌ दिगण्यगर्भा- 
त्मम एक आनन्द है। 'यश्च! इत्यादि 
वाक्यका अर्थ पूर्वचतू समझना 
चाहिय | इससे आगे गणनाकी निश्ृत्ति 
हो जाती हैं | यह परम आनन्द हे-- 
ऐसा कहा गया हैं, समुद्रके बूंटके 
समान ब्रह्मटकादिके आनन्द जिस 
परमानन्दक्रे केवछ अभमात्र है । 

उस प्रकार उत्तरोत्तर सोंगुनी 
वृद्धिकों ग्राप्त हुए आनन्द जहां एक- 
ताको प्राप्त हो जाने है और जो 
श्रोत्रियको प्रत्यक्ष हैं, वही सम्प्रसाद- 
रूप परम आनन्द है | वहीं न कोई 
दूसरा देखता हैं, न कोई दूसरा 
सुनता है, इसलिये वरह भूमा है 
और भूमा होनेके कारण अमृत है | 
अन्य आनन्द उससे विपरीत [ अर्थात्‌ 
नाशवान्‌] हैं | 

यहाँ [मित्र-मिन्न पर्यायोमें] श्रोत्रि- 
यत्व ओर निष्पापत्त तो समान है, 
किन्तु अकामहतत्वके कारण जो 
विशेषता है, वही आनन्दकी सौगुनी 


आनन्द्शतगुणवृद्धिहेतुः । अत्रे- | इद्धिका कारण हैं। जिस प्रकार 


ब्राह्मण ३२ | शाद्ररभाष्याथ १००७ 
ब्कॉर्ट: 2. पिटयेक बॉर्टििप ७ बॉस: बरस: ब्कॉट2 ब्ॉटफ ऋर्ट ७० नए: पक व्कए- पक- नकल व्यापक 


तानि साधनानि भ्रोत्रियत्वाइजि- | अग्निहोत्रादि कर्म देवताओके देवलवकी 


|| फ ६५ 
कद प्राप्तिके कारण हैं, उसी प्रकार यहा 
नत्वाकामहतत्वानि तस्य तस्यानन्द-। के 


पराषावर्थादमिहितानि: यथा ये श्रोत्रियत्व, अबृजिनत्व और अका- 
+ 
स्तर * यथा | हृतल्न उस-उस आनन्दकी प्रा्िम 


कमोप्यप्रिहोत्रादीनि देवानां दे- साथन है-यह बात अर्थत, कह दी 
वत्वप्राप्ती | तत्र च श्रोत्रियत्वा- गंती। इनमे श्रोत्रियन्न और अबृजिनस्व- 
रूप कर्म तो निम्नममियोमें भी समान 
सके है हैं, इसलिय थे आगेके आननन्‍्दोंकी 
मिप्वपि माने हक पते नही आते जाग किल्त 
न्दप्रापिसाधने अभ्युपेयेते। अका- , अक्वामहतल तो वैशग्यका तारतम्प 
महत्व तु वेराग्यतारतम्योपपत्त- हो सकनेके कारण आगे-आगेकी 
रुतरोत्तरभूम्यानन्दप्राप्तिसाधन- “मियोक्रे आनन्दोकी प्राप्तिका सावन 
लेकर है-एंमा ज्ञात होता है | वही तृप्णा- 
| से एप परम & श्रोत्रियको प्रत्यक्ष होनेवाला परम 
आनन्दो विदृष्णश्रोत्रियप्रत्यक्षी- आनन्द है-ऐसा ज्ञान होता हैं | 


5पधिगतः | तथा च वेदव्यासः-- ऐसा ही व्यासनी भी कहते है- 


“यज्न कामसुख॑ लोके यच्च दिव्य ! है और के. हे बल है, 
कि बल र्भं देव्य महान्‌ सुख है, 
महत्‌ छलय्‌ या ! थे तृष्णाक्षयजनित सुखके मोलहवें 
नाहतः पोड्शी कलाम!” इति | | अगके समान भी नहीं है |” 
एप त्रह्मलोको हे सम्राडिति. हे सम्राट ! यह अद्महोक है 
होवाच याहवस्कय: । सोहझो-. सं सजेवन्क्यने कहा [जनक बोले-] 
बे । सा5हमे 'इस प्रकार उपदेश किया हुआ में 
पमताशटी भगवते तुम्य॑ सहस्तं | श्रीमानको-आपको सहस्र गौऐं देता 
कर «. | हैँ।अब्र आगे मोक्षके लिये ही 
कि कि अत म्घ्चे च- कहिये |! इस प्रकार इसकी पहले 
मोक्षायेव ब्रृहीति व्याख्यातमेतत्‌। | व्याल्या की जा चुकी है । 


बृजिनत्वलक्षणे कर्मणी अधरभृ- 


१००८ 


बृहदारण्यकीपनियद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्कॉ्प: ८, न: ब््सिटक व्यय ब्कर्ियियफ- नर नक्‍७, ब्यर्ट 2 (२, कक ब्य्टगि: ७ ब्यारट र:2क्‍७- बट लट०- नर्रपियक- 


अन्न ह विमोक्षायेत्यसिन्‌ वा- 
क्ये याज्वसक्यों विभयाश्वकार 


सीतवान्‌ । याज्ञवस्क्यस्थ भयका- ४ 


रणमाह श्रुतिः--न याजबल्क्यो 
वक्‍तृत्वसामथ्यामावाद्‌ भीतवान- 
ज्ञानाद्‌ वा। कि तहिं ? मेधावी राजा 
संवेभ्यों मा मामन्तेभ्यः प्रश्ननि- 
णेयावसानेभ्य उदरोत्सीदाबइणो- 
दपरोध॑ कृतवानित्यथे। | यद्‌ यन्म- 
या निर्णीत॑ प्रश्नरूप॑ विमोक्षा 
तत्तदेकदेशत्वेनेव. कामप्रस्नस्य 
सृहीत्वा पुनः पुनमो पनु- 
युक्त एवं, मेधावित्वादिति । 
एतदू भयकारणम्‌-स्वे मदीय॑ 
विज्ञानं कामप्रश्नव्याजेनोपा- 


यहां प्मोश्षके लिये ही कहिये! 
इस वाक्यके कहनेपर याज्नतरन्क्यजी 
डर गये श्रुति याज्ञवन्क्यजीके भय- 
का कारण बनलाती हँ-याज्रवन्क्यजी 
ब्रोलनेका सामर्थ्य न रहनेसे अयब्रा 
अन्नानवश नहीं डरे । तो फिर क्या 
बात थी ? इसलिये कि टस मेवात्री 
राजाने मुझे सभी अन्‍्तोंके लिये- 
प्रश्ननिर्णयोके लिये उदरोत्सीत--आव्त 
कर ब्रिया अर्थात्‌ गक ख्या | मेने 
मोक्षेके लिये जिस-जिस प्रश्नक्ता 
निर्णय किया हैं, उसे यह मेश्रावी 
होनेके कारण कामप्रश्नके एकदेश- 
रूपसे ग्रहण करके फिर भी प्रश्न 
किये ही जाता है | उनके भयका 
यही हेतु हैं कि कामग्रश्नके मिपसे 
ही यह तो मेरा सारा विज्ञान ले लेना 


दित्सतीति ॥ ३३॥ चाहता है || ३३॥ 
“+ «४ ड्टै22-.०- 
सबन्ध-भाष्य 


अन्र विज्ञानमयः स्वय॑ज्यो- 
तिरात्मा स्वप्ने प्रदर्शित: | स्व- 
घान्तबुद्भान्तसश्वारेण कार्यकरण- 
व्यतिरिक्तता 
वेकश्वासड्भतया महामत्यच्शन्तेन 


प्रदर्शितः 


यहाँ खम्तमें विज्ञानमय आत्माको 
खयज्योति दिखाया गया हैं | खप्त- 
स्थान ओर जागर्तिस्थानम सच्चारके 


इन्द्रियों ॥ हब 


द्वारा उसकी देह ओर इन्द्रियोंसे भिन्नता 


कामकरमग्रवि- | दिखायी गयी तथा महामत्स्थके दृशन्त- 
| से असद्बताके कारण उसका काम और 

कमेसे पार्यक्य भी प्रदर्शित किया गया 
। पुनश्चाविद्याकाये | है।फिर 'प्तन्तीय” इत्यादि वाक्यसे यह 


प्राह्मण ३ ] शाइरसभाप्यार्थ १००९, 
बॉय: 24 व: कै वर्ष पक बऑर्पिए कि पक, यर्टि: 3७ नए 420 व" ८020. व्यर-2७- बह ::- नॉन नाई टेक 


स्वप्न एवं धन्तीवेत्यादिना प्रद- | दिखाया गया है कि अवियाका कार्य 
शिंतम्‌ । अथोदविद्यायाः सतत | हे ही है | इससे स्व॒तः ही आत्मा- 


निर्षोरितम- पर अनात्मधर्मोका आरोप करना तथा 
नि :--अतर्मष्यारोपण- । अनात्मथर्म होना अविधाका खरूप 


रूपत्वमनात्मधमेत्व॑ च | दिखलाया गया | 


तथा विद्यायाश्र काये प्रदर्शित ' इसी तरह मं सर्व है-ऐसा 
सर्वात्ममावः स्वप्न एवं प्रत्यक्ष॒तः मनिता हैं, वह इसका परमलोक है? 


] इस वाक्यद्वारा प्रत्यक्षट: खप्ममें ही 
सर्वोद्सीति मन्यते सोष्स्य हि 
सीति मन्यते सो5स परमो । सर्वात्ममभाव विद्याका कार्य दिखलाया 


लोक! इति। तत्र च सर्वात्ममावः आया | वहों सर्वात्ममाव इसका खभाव 
स्वमावोष्य, एवम्‌ अविद्याकाम- है, इस प्रकार यह सूचित किया 
कमोदिसवंसंसारधमंसम्बन्धातीत्‌॑ या कि सुपृत्तावस्थामे इस आत्माका 


अविया, काम और कर्मादि सम्पूर्ण 
रूपसय साक्षात्‌ सुप॒प्ते गृद्यते 3.०९ 
शात्‌ स॒प॒प्ते भृदधते सासारिक धर्मके सम्बनन्धसे अतीत 


इत्येतद्‌ विज्ञापितम्‌ । रूप प्रत्यक्ष ग्रहण किया जाता है। 

स्वयज्ज्योतिरात्मा, एप परम आत्मा खयप्रकाञ है, यह परम 
आनन्दः; एप विद्याया विषयः; आनन्दखरूप है, यह विद्याका 
स एप परमः सम्प्रसादः सुखस्य विपय हैं, वह यह आत्मा ही परम 


सम्प्रसाद और सुखकी पराकाष्टा है 
च परा काष्टा--इत्येतदेवमन्तेन कर १ नी पका है 
यह सब यहॉतकके ग्रन्यद्वारा बतलाया 


ग्रन्थेन ५ ९ 5 
ग्न्थेन व्याख्यातम्‌ | तब्चैतत्‌ सर्च ' गया। और यह सब मोक्षपदार्थ 


3 


विमोक्षपदार्थस्‍्स दृष्टन्तभृतं बन्ध- | तथा वन्धनका दृष्टन्तभूत है 
नस च। ते चैते मोक्षवन्धने स- था और अवियाके कार्यभूत उन इन 
हेतके सम्रपश्ले निर्दिऐे विद्या- मोक्ष और वन्धनका हेतु और विस्तार- 


के सहित निरूपण किया गया, किन्तु 
विद्याकार्य, ततू सब दृष्टान्तभूत- | बह सब दृश्टन्तरूप ही है, अतः 


तद्र्शन्तिकथानीये साक्ष- | कामप्रश्नके विषयभूत तथा उनके 


वृ० उ० १२७-- १२८-... 





१०१० चृहदारण्यकीप निपद्‌ [ अप्याय ४ 
>प 2 न्यास). आपस फल न्यू ०८2 ब्ारि- ब्वर्टिस परे बट पे न 7७ ० (2०५ ००(२:२०० ०८-८०. 
चनन्‍्धने सहेतुके कामग्रश्नाथ- | दार्शन्तिकस्थानीय मोक्ष और वन्चनो- 


9३५ 


भृते त्वया वक्तव्ये इति पुनः 
पर्यनुयुड्े जनकः--अत ऊचध्ब 
विमोक्षायेव ब्रूहीति । 

तत्र महामत्सयवत्‌ स्वम्नचुद्धान्तो 





असक्गः सथ्वरत्येक आत्मा खब- 
ज्ज्योतिः--इत्युक्तम्‌| यथा चासो 
कार्यकरणानि सृत्युरूपाणि परि- 
त्यजन्नुपाददानश्र महामत्सवत्‌ 
स्वमवुद्धान्तावनुसश्वरति तथा 
जायमानो प्रियमाणश्र तेरेव रृत्यु- 
रूपेः संयुज्यते वियुज्यते च | 
“उम्ी लोकावनुसश्वरतिः इति 
सथ्वरणं स्वम्वुद्धान्तानुसश्वारस्य 
दा्टन्तिकत्वेन स्चितम्‌ । तदिह 
विस्तरेण सनिमित्तं सश्वरणं वर्ण- 
यितव्यप्रिति तदर्थो5्यमारम्भः । 

तत्र च॒ बुद्धान्तात्‌ स्वप्नान्तम्‌ 
अयमात्मानुप्रवेशितः । तसात्‌ 
सम्प्रसादख्यानं 


का 


मोक्षदृष्टान्त- 


[का आपको हेतुके सहित वर्णन करना 
| चाहिये-उ्मीसे जनक फिर प्रश्न 
| करता हैं कि इसमे आगे मोक्षक्र 
लिये ही उपदेश कीमिय | 
'. ऊपर यह बतलाया गया था कि 
। महामत्स्यक्रे समान स्वप्न और जागरिति- 
में एक ही खयप्रकाथ अप्तद् आत्मा 
' मद्बार करता है । जिस प्रकार यह 
| मृत्युके रूप देह और इन्द्रियोको 
त्यागता एवं ग्रहण करता हुआ महा- 
। मत्यके समान क्रमअः स्त्रए और 
| जञागरितस्थानोंम मश्ार करता है, 
उसी प्रकार जन्म और मरणको प्राप्त 
होता हुआ भी मृत्युके रूपोंसे सयुक्त 
और बियुक्त होता है । “दोनो लोकोमें 
क्रमशः सम्चार करता है इस वाक्य- 
द्वारा सब्चारकों स्वत ओर जागरित- 
के अनुसबश्चारके डार्शन्तिकरूंपसे 
दिखाया हैं । उस मच्चारका यहाँ 
उसके कारणसहित विस्तारपूर्वक वर्णन 
करना है-उसीलिये आगेका प्रन्य 
आरम्भ किया जाता है। 


वहा ( सतरहये मन्त्रमे ) इस 
आत्माका जागरितिसे स्वप्तान्तमे अनु- 
प्रवेश कराया गया है| अत सम्प्रसाद 
! (सुषुप्त)-स्थान मोक्षका दृष्टान्तभूत 


प्राह्मण ३ ] शाए रसाप्याथ १०११ 


अर 73७ बा 23०- "22.5 "वन पक चर 72७ ब्यर7१2. व्का् 277 ७०- न्यर्ट 77-3० चई े:स्‍2०- बम: 2७७ “बी, +-७० ब्यय- फ.. 
भूतम्‌ | ततः अच्याव्य बुद्धान्ते | है। वहोसे च्युत करके जागरितिमें 
व कक । सेसारका व्यवहार प्रदर्शित करना 

2 कम * !! , है, अत: उसीसे इस (आगेके'वाक्य) 
इति तेनास् सम्बन्धः | | का सम्बन्ध है--- 

आत्माक्नी ससाररूप जागरित-स्थानमें पुनराव्रातति 
कक रे 
स वा एप एतस्मिन्‌ खम्तान्ते रत्ना चरित्वा इृद्भेब 
पुण्य च पाप॑ च पुनः अतिन्याय॑ प्रतियान्याद्रवति बुा- 


न्‍्तायेव ॥ ३४ ॥ 
वह यह पुरुष इस खप्नान्तमें रमण और विहार कर तथा पुण्य और 
पापकों देखकर ही पुन. गये हुए मार्गसे ही ययास्थान जागरिन-अवस्थाको 
ही लौट आता है ॥ ३४॥ 
स॒ थे बुद्धान्तात्‌ स्वप्नात्त-| जागरिलसे . सपमान्तक्रमद्ारा 
क्रमेण सम्प्रसन्न एप एतसिन्‌ | तमप्रसादको प्राप्त हुआ वह यह पुरुष 


सम्प्रसादे खित्वा, ततः पुनरीषत्‌ | पल सकी कक रहकर फिरि 
, बहाँसे थोड़ा च्युत हो खम्ान्तमें रमण 
प्रच्युतः स्वम्ान्ते. रत्वा का ह 


बता वकाई ५ | और विहारकर-उत्पादि सत्र पूर्ब- 
त् खबर बुद्धान्तायेव | बत्‌ समझना चाहिये-फिर जागरित- 
आदहवात ॥३४॥ स्थानको ही छोट आता है ॥३४॥ 
“+न्>+/०५-. 
समृएक्ी दह्माका वर्णन 
इत आरस्स्यास संसारो चर्ष्यते; अब यहोगे आगे ससारका वर्णन 
उयायमात्मा सम्ान्ताद बुद्धा-! किया जाता है; जिस अकार यह 
न्तमागतः, एय्मयमसादू देहादू | “री स्वप्तस्थानसे जागरितिस्थानमें 


देहान्तर॑ प्रति आया है, उसी प्रकार यह इस दे देहसे 
देहान्तरं ग्रतिपत्यत इत्य हात्र |... >> द इस दहर 
85 दूसरे देहको प्राप्त होगा-सो इसमें 

दृशन्तमू-- 


श्रुति दशन्त बतलाती है-- 








१०१२ बहदारण्यकोपनिप्द्‌ [ अध्याय ४ 
बिक बस नि: पक, बाय :2७0. न्निंटि.... कट >: 2० न्यर्टस: 2७. "कट _" 2७ "कई 22७ ७ २ 


तद्‌ यथानः सुसमाहितम॒त्सजद्‌ यायादेवमेवायं शारीर 
आत्मा प्राज्ञेनात्मनान्वारूढ उत्सजेन्‌ याति यत्रितदृध्वो- 
च्छासी भवति ॥ २५॥ 


लोकमे जिस प्रकार बहुत अधिक बोझ छादा हुआ छकडा गद्द करता 
चलता है, उसी प्रकार यह देही आत्मा प्रान्नात्मासे अधिप्ठित हो अद्ध 
करता हुआ जाता है, जब कि यह कऊर्ब्बेच्छूस छोडनेबाठा हो जाता 
है ॥३०॥ 
तत्तत्र यथा लोकेष्नः शक. यहाँ जिस प्रकार छोकम सुसमा- 


सुसमाहितं सुष्ठ भृशं वा समाहित हित -सुध्ठ अथवा अत्यन्त समाहित 
भोंटी पर्कशामि अथात्‌ भाण्डादि गृहसामग्री--- 
भाण्डोपस्करणेन उलखलमुसल- ऊखछ, मूसल, सूप और पिठर आदिसे 


शुपेपिठरादिनानाधेन च्‌ सम्पन्न । तथा, खायसामग्रीसे सम्पन्न, तात्पर्य 


' यह कि अत्यन्त बोझेसे लदा हुआ 
सम्भारेण | 5 
सम्भारेण. आक्राल्तमित्यर्थ: | छकड़ा उपर्युक्त प्रकारसे बोझेसे ढवा 


4 (5 । रस 
तथा भाराक्रान्त सहुत्सजच्छेन्द अन्रेके कारण गाडीवानके ब्रेठकर 
कुवेद यथा यायाद्‌ गच्छेच्छाकटि- , हाँकनेपर शब्द करता चल्ता है, इसी 
केनाशिप्रितं सत्‌, एबमेव यथोक्तो , अर जैसा कि यह दृष्टान्त बताया 


ग् गया है, यह शारीर अर्थात्‌ शरीरमें 
इशन्तो5य शारीरः शरीरे मषः, रहनेवाला, कौन है वह ? लिट्ठदेहो- 


कोञसों १ आत्मा लिज्ञोपाधिः, | पाधिक आत्मा, जो कि स्वप्त और 
यः खम्बुद्धान्ताविव जन्ममरणा- | जागरितिस्थानोंके समान [ देह और 


] परी ियो गली इन्द्रियरूप ] पापके सयोग और 
भ्यां पाप्ससंसगंवियोगलक्षणा- | धयोगरूप जन्म और मरणके द्वारा 


भ्यामिहलोकपरलोकावनुस श्वरति | | क्रमश: इस लोक और परलोकमे सच्चार 





१. थाली या मयानी । 


ब्राह्मण ३२ ] शाहरसाप्याथे १०१३ 
पट 3७. (2 ब्पीयज बहप ०० नर्स फ्रन पिन न्याय: नए नि... (० बआाए-22० कपल 
यस्योत्क्रमणमनु॒ ग्राणाद्ुत्क्रम- , करता है तथा जिसके उत्क्रमणक्र 
प्‌ स॒प्राज्षेन परेण आत्मना सॉकसाथ प्राणादिका उत्क्रमण होता 


वह स्वयज्योतिःस्वरूप प्राज्न 
खयज्ज्योतिःखभावेन. अन्चा- हे हे 
अर्थात्‌ परात्मासे अन्चारूद-अधिष्टित 
रूढांउधाधत:--अवभास्यमानः, | आयी अवभासित हुआ-जैसा कि 
ढं 
तथा चोक्तम--आत्मनेवायं । कहा है कि 'यह आत्मम्योतिसे ही 
ज्योतिपास्ते पल्ययते! इति, | इ्यर-उधर जाता है?-शब्द करता 
उत्सजेन्‌ याति । जाता है | 
चेतन्यात्मज्योतिषा भास्ये उस समय चेनन्याव्मब्योतिसे 
तत्र छ भास्थे सस ् 
लिड्े हु कर भास्य प्राणप्रधान लिट्ठदेहके जानेपर 
: श्राणप्रधाने गच्छति तदु- | ._ लिहदेहरूप उपाधिधाल है पलक कि 
कि ड॒ र्चप बाला आः 
पाधिरप्यात्मा गच्छतीव | वथा | भी जाता-सा जान पडता हैं | ऐसी 
। पु 
श्रुत्यन्तरम--कसिन्न्व॒हस्‌!”” ही “किसके उत्क्मण करनेपर में 


फ् उत्क्रान्त होता है) तथा ४ मु 

(प्र० 3० ६। ३) इत्यादि “ध्याय- त्क्रान्त होता तथा “यान 
करता है”? इत्यादि अन्य 

तीव” (बृ० 3० ४| ३। ७) इति अतिया मी है। आती ले जिम्मा 


च; अत एवोक्त॑ प्राज्ञेनात्मनान्वा- ' अधिष्टित हुआ? ऐसा कहा है; नहीं 


रूढ इति। अन्यथा प्राज्ञेनेकीमृत तो प्राज्ञात्मासे एकीमूत होनेपर यह 
छकडेके समान गब्द करता केसे 


शकटवत्‌ कथसृत्सजेन्‌ याति १ तेन ज्ञाता * अत- लिद्नोपाधिक आत्मा 


लिज्ञोपाधिरात्मा उत्सजेन्‌ मर्मसु . मर्मस्थानोंके छेदन किये जानेपर 


( मर्मस्थानोंसे छूटनेपर ) दुःख और 
निकृत्यमानेषु दुःखवेदनया आते; , वेदनॉस कविल | शक कती 


शब्दं कुबेन्‌ याति गच्छति | हुआ जाता है | 


तत्कसिन्‌ कालइति १ उच्यते |. [ यदि कहे ] ऐसा किस समय 
होता है तो जिस समय ऐसा होता 
यत्रेदद्‌ मवति । एतदिति क्रिया- | है, वह वबतलाया जाता है | यहाँ 


१०१७ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ज्करपम 0. पिन बटन बन 2 बर:2०- ब्बटटट बम ब्रटमी. बरस “कप. लय 


विशेषणम्‌ । उऊर्ध्बेच्छिवासी, | 'एतत? क्रियाविशेषण हैं। ऊर्तो 


यत्रोध्चोच्छवासित्वमस्य भव- | कोसी अर्थात्‌ जहों इसका ऊर्वो- 
है च्छास हो जाता हैं। यह अबम्बा 


तीत्य्थः । दश्यमानस्थाप्यनुवदन , दिखायी देनेवाली हैँ, तो भी वराग्पके 
वेराग्यहेतो;---ईद्णः कष्ट: खल्वय॑ ' लिये इसका अनुत्राद किया जाता 
संसारः, बेनोस्क्रान्तिकाले मर्मसु हैं-:-निश्रय ही यह ससार ऐसा कट- 

2 5 प्रद हैं कि देहत्यागके समय मम- 
उत्डल्माना स्दातदापा दुःख- योका छेदन होनेपर दुख ओर 
वेदनातेस्थ॒पुरुषार्थसाधनप्रति- वेदनासे ब्याकुछ हुए पुरुषकी स्थ॒ृति 
नए्ट हा जाती हैं तथा उस परखश- 
चित्त पुरुषका पुरुपार्थ: सावरनोंकी 
चित्तस्थ | तसाद्‌ यावदियमवखा प्राप्तिमे कोई सामर्ध्य नहीं रहता । 


नागमिष्यति ताचदव पुरुषा् | अत जबतक यह अवस्था न आते 
तब्रतक ही पुरुषकोा पुरुषाथंसाथना- 


साथनकतस्यतायाशू अग्रमर्ता | के करनेमे साववान रहना चाहिये- 
भवेदित्याह कारुण्याच्छृति:([३५॥ ऐसा श्रुति ककणावश कहती हैं. [३५ 
*+नन्छर्ली४89- 
उर्धाच्छूस क्यों और किसालिये होता हैँ * 
तदस्योध्वोच्छवासित्त॑ क- | उसका ऊर्घ्षेच्छास किस समय 


किल्निमित कथ॑ वि किस कारणसे किस प्रकार और 
सिन्‌ काले किल्निमित्त कर्थ किम किसलिये होता है ? यह बतलाया 


वा स्थात्‌ ? इत्येतदुच्यते--. | जाता है-- 

स यत्रायमणिमानं न्‍्येति जरया वोपतपता वाणि- 
सान॑ निगच्छति तद्‌ यथाम्नं वोदुम्बरं वा पिप्पल वा बन्ध- 
नात्‌ प्रमुच्यत एवमेवायं पुरुष एभ्योडड्रेन्यः सम्प्रसुच्य पुनः 
प्रतिन्यायं प्रतियोन्याद्रवति प्राणायेव ॥ ३६ ॥ 


पत्तो चासामथ्ये परवशीकृत- 


ब्राह्मण रे ] शाइरभाष्याथे श्ग्र५ 
नगर) बज) ब्य0 आए रय-2)७- नए: 2७ ि- 2 नी पक बाएिि ० बार पि:2७. बर्टट72०० बर्टि ० 
वह यह देह जिस समय क्शताको प्राप्त होता है, इद्भावस्थरा अथत्रा 
ज्वरांदि रोगके कारण कुश हो जाता है, उस समय जेंसे आम, गूलर 
अथवा पिप्पल-फल बन्धनसे छूट जाता है, बैसे ही यह पुरुष इन अन्लासि 
छूठकर फिर जिस मार्गसे आया था, उसीसे प्रत्येक योनिमें प्राणकी विशेष 
अभिव्यक्तिके लिये ही चला जाता है ॥ ३६ ॥ 


सोष्य॑ ग्राकृतः शिर।पाण्यादि वह यह प्राकृत-शिर एवं हाथ- 
सान्‌ पिण्डो यत्र यसिन्‌ कालेष्य पोष आदि अवयवोबाला पिण्ड जिस 
समय अभिमा-अणुभात-भणुल्र 

मित्यथेः, न्‍्येति निगच्छति, जाता है । किस कारणसे ? वृद्धाव- 


/ ७ ७ 


किन्निमित्तम्‌ ९ जरया वा खयमेव ' खासे-कालद्वारा पकाये हुए फलके 
, समान स्त्रय ही जीण-कश हो जाता 
कालपक्फलबजीणेः 


कार्य ; है। अथवा उपतपतसे-जो समीप 
गच्छति । उपतपतीत्युपतप्ज्य- | रहकर तपाता है, वह ज्वरादि रोग 
'उपतपत्‌” (उपताप) कहलता हैं, 

उससे, क्योंकि रोगसे उपतप्त हुआ 
तम्यम्षात्रा हि रागण पिपमात्ि- । पुरुष ब्िपम अग्नि हो जानेके कारण 


रादिरोगः, तेनोपतपता वा, उप 


तयान्न॑ भक्त न जरयति, ततो- खाये हुए अन्को नहीं पचा सकता, 
हे अतः अनके रससे चृद्धिको प्राप्त न 
अन्नरसेनानुपचीयमानः पिण्डः | होनेवाछा पिण्ड छद्यताको प्राप्त हो 


काइ्येमापदयते । तदुच्यते उपतप- | “यो है । सीसे यह कहा जाता है 
लक कम कि “उपतपता वा'-अथवा ज्यरादि 
ता बेत च्छति । | रोगसे कृणताको प्राप्त हो जाता है। 


यदा अत्यन्तकास्थे प्रतिपन्नो | जिस समय बृद्धावस्थादि कारणोंसे 


जरादिनिमितेः, तदोध्ोच्छवा- शरीर अत्यन्त क़णताको प्रात ह्मो 
है है > । जाता हैं, उस समय जीव ऊर्थोच्छास 
सी भषति; यदोध्वोच्छवासी, लेने छगता है, और जिस समय 


श्ग्श्द् बृहृददारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कॉ्ट: पट: नर न 220 नए? फेज ब्क्टय 22. नए :23७- बट 30० बटन: न्यॉटि -0७० न्यर्ट 2-७ ब्कट-2:७ बह :00 
तदा भ्रशाहितसम्भारणकट- | उम्ब्रेच्छास लेने लगता हैं, उम 

के ...._ | समय वह अत्यन्त भारक्रान्त छकदे- 
वदु॒त्सजन्‌ याति | जराभिभवा | के समान शब्द करता दुआ प्रयाण 
करता हैं | देहवारीके लिये जग-से 
अमिभव्र, रोगादिकी पीठा और कृठाता- 
शरीरवतोष्वश्यम्भाविन एते- की प्राप्ति--य अनर्थ अवध्यम्भात्री 

हमर ' है, इसलिये वेराग्यके लिये ऐसा 
ध्नर्थों इति ये: “रे जता है। 


रोगादिपीडनं॑. कार्श्यापत्तिश् । 


यदासाउुत्सजेन्‌ याति तदा. जिस समय वह झब्द करता 


कथ॑ शरीर विम्नुश्वति १ इति च्श्टान्त ' हुआ प्रयाण करता है, उस समय 
उच्यते- त्तत्र यथा आम्र॑ वा से मकार देहका त्याग करताहैं * 

,... , इसमे इश्टन्त कहा लाता है-सो जिस 
फलम्‌ , उठुम्बर या प्सद्ध वा प्रकार आम्र-फल, उदुम्बर ( गूलर ) 
फलम्‌--विषमानेकद्ष्टान्तोपादानं, अथवा पिप्पठफल-यहाँ कई विपम 
मरणस्यानियतनिमित्तत्वख्याप- | “्टन्त रत्युके अनियतनिमित्तचरको 


नाथम्‌, अनियतानि हि मरणस्थ 80005: 5 सह 
म्, है मरणस्य मृत्युके कारण अनिश्चित और अग- 


निमित्तान्यसह्॒थातानि च । एत- | णित है | यह कथन भी वैराग्यके 
दि वेराग्याथमेव; यस्मादयम- | लिये ही है, क्योंकि यह देह मरणके 


नेकमरणनिमित्तवांससात्‌ सर्वदा | की कारणेंदाढ् है, इसलिये 
सवदा मृत्युक मुखर्मे ही पडा हुआ हैं। 


मृत्योरास्ये ७ जे 
सत्योरास्ये बतत इति--बन्ध- बन्धनसे-जिसके द्वारा फल दृन्‍्त- 
नातू--बध्यते येन बन्तेन सह | से वँधा रहता है, वह वन्चनका 


स वन्धनकारणो रसो यसिन्‌ | हु हे अथवा ९४ वह 
वंधा रहता हैं, वह तृनन्‍्त बन्चन 
वा वष्यते इति इन्तमेवोच्यते कहा गया है, उस रस या इन्तरूप 


वनन्‍्धनम्‌, तसादू रसादू बृन्तादू वा | बन्धनसे वायु आदि अनेकों कारणों- 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइूरमाष्याथ 


१०१७ 


कपल बॉस: नए: पक नए गे" चईट-2 (२२७ बर्फ बडे व्यय ब्यजिियि नाई बरिटयकन 


चन्धनात्‌ प्रहनच्यते वातायनेक- 
निम्मित्तम; एवमेवाय्य पुरुषों 
लिज्ञात्मा लिज्लोपाधिरेभ्योउच्ने- 
भ्यश्क्षुरादिदेहावयवेस्य।. स॑- 
म्पमुच्य सम्यडनिलेपेन प्रम्नुच्य, 
न सुषुप्तममनकाल इब प्राणेन 


रक्षत्‌ ; कि तहिं ? सह वायुनोप- 


वश [फल] छूठ जाता है। बेसे ही 
यह पुरुष-लिज्नात्मा-लिज्लोपाधिक 
जीव इन अलज्ञोंसे अर्थात्‌ शरीरके चक्षु 
आदि अवयबोसे सम्प्रमुक्त होकर 
अर्थात्‌ सम्यक-निर्लेपमावसे छूठकर 
जिस प्रकार सुषृप्तावस्थारें जाने- 
के समय प्राणके द्वारा इसकी रक्षा 
करता है, उस प्रकार नहीं, तो 
किस प्रकार  ग्राणबायुके सहित 
इन्द्रियोका उपसंहार करके पुन. 
प्रतिन्‍्याय---यहाँ पुन. शब्दसे 


सेहत्य, पुनः ऑतन्‍्याय पुन/श- | यह आशय है कि जिस प्रकार जीव 


ब्दातू पूर्व मप्ययं देहादू देहान्तरम- 
सकृद्‌ गतबान्‌ यथा स्वभबुद्धान्तो 
पुनः पुनर्गच्छति तथा पुनः 





पुन.-पुन, जागरित और खप्च अव- 
स्थाओंमं जाता है, उसी प्रकार पहले 
भी यह एक देहसे दूसरे देहमे 
वारम्बार गया था। अत पुन: प्रति- 

५ आप कैसे 
न्याय----जेसे पहले आया था बसे 


प्रतिन्याय॑ ग्रतिगमन॑यथागत- | ही दूसरे देहमे चला जाता है। 


मित्यथेः । प्रतियोनि योनिं योनि 

प्रति क्मश्॒ुतादिवशादाद्रवति । 
किमथम्‌ ! प्राणायेव प्राणव्यू- 

हायवेत्यर्थं: । सम्राण एवं हि 


गच्छति, ततः प्राणाय्रेवेति विशे- 


पणमन्थकम्‌ ; आणव्यूहाय हि ' 


प्रतियोनि अर्थात्‌ अपने कर्म और 
विद्याके अनुसार प्रत्येक योनिमे 
जाता है। 


किसलिये जाता है ? प्राणके 
लिये द्वी अर्थात्‌ प्राणब्यूहके लिये ही। 
प्राणके सह्दित तो जाता ही है, ऐसी 
स्थितिमे 'प्राणायेवः यह विशेषण व्यर्थ 
होगा ; छिल्नात्माका जो एक देहसे 
दूसरे देहमे जाना है, वह प्राणके 


१०२० 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


सइ्ूरजातिविशेषा ग्रामण्यो ग्रा- 
मनेतारस्ते पूर्वमेव राज्ञ आगमन 
चुदूध्या, अन्नेर्भेज्यभक्ष्यादिप्र- 
कारेः, पानेमदिरादिभिः, आव- 
स्थेश्र प्रासादादिभिः प्रतिकरपन्ते 
निष्पन्नेरेव प्रतीक्षन्ते अय॑ 
राजा आयात्ययमागच्छति, इत्येव॑ 
बृदन्तः | 

यथाय॑ इृष्टान्तः, एवं हेब॑विदं 
कर्मफलस्स वेदितारं संसारिण- 
मित्यर्थः, कर्मफलं हि प्रस्तुत 
तदेवंशब्देन पराम्ृश्यते , सवाणि 
भूतानि शरीरकतृ णि करणालु- 
प्रहीतृणि चादित्यादीनि, तत्क- 
मंप्रयुक्तानि कृतैरेव कर्मफलोप- 
भोगसाधनेः प्रतीक्षन्ते | 'इदं चर्म 
भोक्त कहे चासाकमायाति 


तथेदमागच्छति! इत्येवमेव च॑ ! 


| बर्णसकर जातिगिध्िष है. तथा 
' ग्रामणी ग्रामके नेताओं ( मुखिया 
लोगों ) को कहते है-त्रे पहलेहीसे 
राजाके आनेका समाचार जानकर 
भक्ष्यभोज्यादिख्प्प अन्न और मढिग 
आदि पान तथा महल आदि 
आवसथ (निवास-स्थान) के सहित 
प्रतिक्पन्ते अर्थात्‌ तेयार किये 
हुए इन अन्न-पानादिके सद्दित प्यह 
राजा आता है, यह राजा आता है? इस 
प्रकार कहते हुए प्रतीक्षा करते है | 

जैसा यह दृश्टान्त है, उसी प्रकार 
इस ऐसा जाननेवाले अर्थात्‌ कर्मफल- 
के ज्ञाता ससारीकी-यह कर्मफलका 
ही प्रसह्ट है, इसलिये एव शब्दसे 
उसीका परामर्ण किया गया है-- 
शरीरकी रचना करनेवाले सम्पूण भूत 
और इन्द्रियोंके अनुप्राहक सूर्यादि 
देवता, उसके करमसे प्रेरित होकर 
उसके किये हुए कर्मफलभोगके 
साधनके सहित प्रतीक्षा करते है । 
वे ध्यह ब्रह्म अर्थात्‌ कर्ता-भोक्ता जीव 
हमारे पास आ रहा है तथा यह आ 
रहा है? ऐसा भाव रखकर उसकी 
प्रतीक्षा करते है-ऐसा इसका 


कृत्वा प्रतीक्षन्त इत्यथः || ३७॥ | तात्पर्य है ॥३७॥ 


आराह्मण ३ ] शाइरमभाष्याथे १०२१ 
बन, बे क बे 2क- नए बॉ 23 व्यॉ: 2 :, चर 22७, नह की: बकरे पक न्यॉर पक व्यॉर्टि: पर, 


प्राणोंके देहान्तरगमनका प्रकार 
तमेष॑ जिगमिषुं के सह | इस प्रकार जानेके लिये तैयार 


| कौन जाते 
५ हुए उस जीवके साथ कौन जा 
गच्छन्ति १ ये वा गच्छन्ति ते | हैं ? और जो परलोक-शरीरकी रचना 


कि तल्क्रियाप्रणुन्ना आहोस्वित्‌ | करनेवाले आदित्यादि भूत जाते हैं, 


तत्कमंवशात्‌ स्वयमेव गर्छन्ति | गे उसके वागादि व्यापार [यानी 
९ | कहने आदि ] से प्रेरित होकर जाते 
परलोकशरीरकत णे चे भूता-। है अथवा उसके करमंवश खय॑ ही 


नीति; अत्रोच्यते दृष्टान्तः-- | जाते हैं--इसमें दशन्त कहा जाता है। 
तद्‌ यथा राजानं प्रयियासन्तमुग्राः प्रत्येनसः सूत- 


भ्रामण्यो<मिसमायन्त्येवमेवेममात्मानमन्तकाले सर्वे प्राणा 
अमिसमायन्ति यत्रेतदृध्वोच्छासी मवति ॥ ३८ ॥ 


जिस प्रकार जानेके लिये तैयार हुए राजाके अभिमुख होकर उम्रकर्मा 
और पापकर्ममें नियुक्त सूत एवं गॉवके नेता छोग जाते हैं, उसी प्रकार जब 
यह ऊर्घ्वच्छूस लेने लगता है तो अन्तकाढमें सारे प्राण इस आत्माके 
अभिमुख होकर इसके साथ जाते हैं || ३८ ॥ 


तद यथा राजानं प्रयियासन्तं | वह दृष्टान्त-जिस प्रकार जानेकी 


्े 
५ भरे. | यारी करनेवाले अर्थात्‌ प्रकर्षसे 
अकषण यातुमिच्छन्तमुग्राः अत्य- 
कक ५... | जानेकी इच्छावाले अर्थात्‌ जानेकी 
नसः सतग्रामण्यस्तं॑ यथामिस-  जउत्यन्त इच्छा रखनेवाले राजाके 


मायन्त्याभिमुर्येन समायन्त्येकी- । अभिमुख होकर उसके उप्रकर्मा और 


में नियुक्त सूत एवं गाँवके 
भाषेन तममिमुखा आसयनन्‍्त्यना- सर है कल 
जल के । नेतालोग एक साथ मिलकर सामने 
शैत्ता एव राज्ञा केवल तजिगमि- | आते हैं; राजाकी आज्ञाके बिना ही 


१०२२ बृहदारण्यफीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्का्ट न व्क२2, व्कर्ट:22... «काट >>: व (-:2:७, «ट न-स्‍0० “कर न: 2७७ «आर रं:2२७- व्कॉरय २८.7७ ब्यर्ट "72:0० “कई: व्या( 7:७०. 
पाभिज्ञा:, एवमेवेममात्मानं भो- | केतरठछ उसकी जानेकी इच्छा जान- 
कर ही तयार हो जाने हैं, उसी 
प्रकार अन्तकाछ यानी मरणसमयमें 
प्राणा वागादयोडमिसमायन्ति । । ब्रागादि सम्पूर्ण प्राण भोक्ता आत्माके 


' मम्मुख एकत्रित हां जात , हू | 
यम्रेतदरत नॉच्छवासी च्च्ण्र 
यत्रेतदूर्ध्वोच्छः भपत्तीत | (पे (दन्दासी सबतिः इसकी 


व्यास्यातम ॥३८ | | व्याख्या पहले कर दी गयी हैं [३ ८॥ 


कक 


क्तारमन्तकाले मरणकाले सर्व 





न--+++-+२००व८ए धर 





इति बृहदारण्यकोपनिपद्गाप्पे चतुर्थाच्याये 


तृतीय य्योतिर्राह्मणम्‌ ॥ ३ ॥ 





च्त्थेः पे 
कक काहतण 
की 040०३+ 
मरणोन्सुख जीवकी दज्ञाका वर्णन 
सं यत्रायमात्मा--संसारोप- धस यत्रायमात्माः-यहाँ संसारके 


९ ५ उपवर्णनका प्रसद्ग है । उसमे “यह 
वण ए- 
बन पसतुतम | तय उठा 5 आम इन अन्नोसे सम्यक्‌ प्रकारसे 


भ्योष्ड्ेम्यः सम्प्रमुच्य इत्युक्तम्‌ | | मुक्त होकर ऐसा कहा गया है । 


सम्प्रमोक्षणं हु आत्माकी सम्यक्‌ मुक्ति किस 
तत्‌ सम्प्रमोक्षणं कस्मिन्‌काले कथ॑ | उ ४ 
कर हे प्‌ समय अथवा किस प्रकार होती है-- 


वा १ इति सबिस्तरं संसरणं बर्ण-! सका विस्तारपूर्वकक वर्णन करना 

पितव्यमित्यारभ्यते-- | है-उसीसे आरम्भ किया जाता है--- 

स यत्रायमात्माबल्यं न्येत्य सम्मोहमिव न्येत्यथै- 

नमेते प्राणा अभिसमायन्ति स एतास्तेजोमात्राः समभ्या- 

द॒दानो हृदयमेवान्ववक्रामति स यत्रेष चाक्षुषः पुरुष: पराडः 
पयोवर्ततेपथारूपज्ञो भवति ॥ १ ॥ 

वह यह आत्मा जिस समय दुर्बल्ताको प्राप्त हो मानो सम्मोहको प्राप्त 

हो जाता है, तब ये वागादि प्राण इसके प्रति अभिमुखतासे आते हैं | वह 

इन [ प्राणोंकी ] तेजोमात्राकों सम्यक्‌ प्रकारसे प्रहण करके हृदयमें ही अनु- 


क्रान्त ( अभिव्यक्त ज्ञानवान्‌ ) होता है । जिस समय यह चाल्लुष पुरुष सर्व 
ओरसे ब्यावृत्त होता है, उस समय मुमृूर्षु रूपज्ञानहीन हो जाता है ॥१॥ 


सोष्यमात्मा प्रस्तुतो तत्र य-। वह यह प्रस्तुत आत्मा जिस समय 
सिन्‌ कालेप्चल्यमबरुभाव॑ नि एत्य अवल्य-अबलभावको प्राप्त होकर, 


दौर यहाँ जो देहकी दुर्बलता है, वह 
गला, यद्‌ देहस्य दौब॑स्यं तदात्मन | आत्माकी ही दुबंलता है, इस प्रकार 


एवं दोष॑ल्यमित्युपचर्यतेब्चल्य॑ | उपचारसे कद्दा जाता है कि अबल- 


१०२४ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
2. «(2७ बस 2 बाप बाप. आय बरस नए (लीय. ०३2. ७३22. ०९:२० 
न्येत्पेति, न छासो स्व॒तोडमूत- | भावको प्राप्त होकर, खय अमूर्त 
होनेके कारण यह अबल्भावको प्राप्त 
नहीं होता ) तथा मानो सम्मोहको 
सम्मोहमिव--सम्मूढता सम्मोहो | [प्राप्त होता हैं] सम्मूढहताको ही 
विवेकाभावः, सम्मूढतामिव न्येति | सैमोद कहते है, सम्मोहका अर्थ दै 
5 विवेकका अमाव, इस प्रकारकी 
निगच्छात | न चास स्वतः | उम्मृढ़ताको मानो प्राप्त होता है। 
सम्मोहो5्सम्मोहों वास्ति, नित्य- | इसे स्वत. सम्मोह्द अथत्रा असम्मोह 
दैतन्यज्योतिः है भी नहीं, क्योंकि यह नित्यचतन्य- 
स्वमावत्वात्‌ । ते- नि सर 20 लत पा 
नेवणब्दः सम्मोहमिव न्येतीति; मिच्र न्येति! इसमे (व! अब्दका 


उत्क्रान्तिकाले हि करणोपसंहार- । प्रयोग किया गया है, क्योंकि 
निर्मित व्याइटीसोद । लोकिक पुरुर्षोको उत्क्रान्तिके समय 
5 मी * आत्मन | ईऔद्रियोंके उपसहारके कारण होने- 


इब लक्ष्यते लौकिकैः; तथा च | वाली न्याकुलता आत्माकी-सी जान 
गे अब 2 कं पडती हैं. और ऐसा ही कहनेवाले 
पक्ताय भवान्त, सम्मूढ़ः सम्मू | कहते भी हैं कि यह सम्मूढ--अत्यन्त 


४ 


ढोष्यमिति । अचेत हो गया है । 
अथवा उमयत्र इबशब्दप्रयो-|. अथवा “अवल्यम! और 'सम्मोहमः 
मे दोनोंहीके साथ द्रव” शब्दका प्रयोग 
गो योज्यः ; अवल्यमिव न्येत्य | करना चाहिये , अर्थात्‌ मानो अब- 
परोहमिव॒न्येतीति लताको प्राप्त होकर मानो सम्मूढता- 
सम्मोहमिव /" उमय्स | हो प्रात हो जाता हैं, क्योंकि दोनों 
हीका अन्योपाधिकृत होना समान 
, तथा दोनोंहीका एक कर्ता 

समानकत कनिर्देशान् कप 

समानकवकनिर्देशाच् | । बतलाया गया है | 

अथासिन्‌ काले एते प्राणा| इस समय ये वागादि प्राण इस 


त्वादवलभाव॑गच्छति । तथा 


प्रोपाधिनिमित्तत्याविशेषात्‌ ; 


ब्राह्मण ४ 


शाइरसाष्याथे 


१०२७५ 


बॉस बलि: किट: बट बिपिन वाई: बाई 22-22. बॉय नई: स्‍७ बईि220- कॉर्पिटट- 


वागादय एनमात्मानममिसमा- 
यन्ति । तदास्थ शारीरस्यात्मनो- 
अ्लेम्ः सम्प्रमोष्षणस । कर्थ 
पुनः सम्प्रमोक्षणस्‌ १ केन वा 
अकारेणात्मानमभिसमायन्ति ६ 
इत्युच्यते-- 

स आत्मा एतास्तेजोमात्राः-- 
तेजसो मात्रास्तेजोमात्रास्तेजो 5व- 
यवा रूपादिग्रकाशकत्वाचल्षु रा- 
दीनि करणानीत्यथ;, ता एताः 
समभ्याददानः समय निर्लेपेना- 
भ्याददान आमिमुख्येनाददान: 
संहरमाण;--तत्स्वमापेक्षया वि- 
शेषणं समिति, नतु स्वप्न निर्लेपेन 
सम्पगादानम्‌, अस्ति त्वादान- 
मात्रसू, “गृहीता वाग्‌ गृद्दीत॑ 
चक्षु।!” (ब्ु०3०२।॥ १। १७) 
“अस्य लोकस्य सबावतो मात्रा- 
सपादाय! ( ४। ३। ९ ) “शु- 
क्रमादाय/ (४]।३)१ ११) 
इत्यादिवाक्येभ्यः---हुृदयमेव 
पुण्डरीकाकाशमन्व॒वक्रासत्यन्वा- 
गचछाते हृदयेडमिव्यक्तविज्ञानो 
भवतीत्यथः, बुद्धयादिविश्षेपो- 
पसंहारे सति | 

बृ० उ० १२९...-१३० 


आत्माके अमिमुख आते हैं। तब 
इस देही आत्माका अज्नोंसे सर्वथा 
मोक्ष होता है । किन्तु वह मोक्ष कैसे 
होता है और किस प्रकार ये भाव्मा- 
के अभिमुख आते हैं ? सो बतलाया 
जाता है--- 

वह आत्मा इन तेजोमात्राओंको-- 
तेजकी मात्रा तेजोमात्रा यानी तेजके 
अवयव अर्थात्‌ रूपादिकी प्रकाशक 
होनेके कारण चक्षु आदि इन्द्रियाँ 
तेजोमात्रा हैं, उन इन इन्द्रियोंका 
समम्यादान---सम्यक्‌ अर्थात्‌ निर्ेप- 
भावसे. अभ्यादान-अमिसुखतया 
आदान अर्थात्‌ उपसंहार कर, हृदय 
यानी पुण्डरीकाकाशरमें ही अलु- 
क्रान्त-अन्वागत होता है अर्थात्‌ बुद्धि 
आदिके विक्षेपका उपसंहार हो जानेपर 
हृदयमें ही अभिव्यक्तविज्ञनवान्‌ होता 
है। 'समभ्याददान:” इस क्रियापदमें 
सम? यह विशेषण खप्तकी अपेक्षासे 
है, क्योंकि खप्तमें निर्लेपभावसे चक्लु 
आदिका उपसंहार नहीं होता, केवल 
आदान ( उपसंहार ) मात्र तो होता 
है, जेसा कि “वाक्‌ गृहीत हो 
जाती है, चक्लु गृह्दीत हो जाती है” 
“इस सर्वावान्‌ छोककी मात्राको 
ग्रहण कर? ६ 'जुक्रको ग्रहण कर? 
इत्यादि वाक्योंसि सिद्ध होता है| 


श्ण्श्द 


बृहदारण्यकी पनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्प्स 0० ब्यपटि2, "व(22. ्य:फ बकर्पी: 20७ _ 7-2७. ब्कर्ट 22७० “(22७ ब्या 2:22७- «य_:22७- "कई ०-०. "कई लटक 


न हि तस्र स्वतश्लन विश्षे- | 
पोपसंहारादिविक्रिया वा; “ध्याय- 
तीव लेलायतीव” ( ४। ३१७) 
इत्युक्तत्वात्‌ । वुद्धयाद्युपाधिद्वा- 
रेव हि सर्वविक्रियाध्यारोप्यते 
तसिन्‌ | 

कदा पुनस्तस्य॒तेजोमात्रा- 
भ्यादानम्‌ ! इत्युच्यते--स यत्रैव 
चक्षुपि मवश्वाक्षुपः पुरुष आदि- 
त्यांशो मोक्तुः कर्मणा ग्रयुक्तो 
यावदे हधारणं तावचज्षुपो5लुग्रहं 
कुवेन बर्तते, मरणकाले त्वस्य | 
चक्षुरनुग्रह परित्यजति, स्वमादि- | 
त्यात्मानं प्रतिपच्ते | तदेतदुक्तम्‌- 
“यत्रास्य पुरुपस्य सृतस्याम वाग- 
प्येति वात॑ ग्राणअनश्लुरादित्यम्” 
(३ |२। १३ ) इत्यादि । 

पुनर्देहग्रहणकाले. संश्रयि- 


प्यन्ति, तथा स्वप्ययतः ग्रव॒ुध्य- 
तश्; तदेतदाह--चाक्षुषः पुरुषों 


यत्र यसिन्‌ काले पराड्‌ पर्यावतेते 





आत्माके चलन अथवा विल्षेपोष- 
सहारादि विकार स्त्रत नहीं होते, 
जसा कि “ध्यायतीत्र लेलायतीव”? 
इत्याटि मन्त्रद्दारा कहा गया है। 
बुद्धि आदि उपाधियोके द्वारा ही 
उसमे सब प्रकारके विकारका आरोप 
किया जाता है । 

किन्तु उसकी तेजोमात्राओका उप- 
सद्दार कब्र होता हैं * सो बतलाया जाता 
है--जिस समय भी वह चक्षुमे रहनेवाला 
चाक्षुप पुरुष आदित्याण, जो भोक्ता- 
के कर्मसे प्रेरित होकर जबतक देह 
धारण किया जाता है, तबतक उसके 
नेत्रोंका उपकार करता हुआ विद्यमान 
रहता है, मरणकाल्में इसके चक्षुका 
उपकार करना छोड देता हैं, अर्थात्‌ 
अपने आदित्यस्ररूपको प्राप्त हो 
जाता है | इसीसे यह कहा है- 
“जब इस मत पुरुषकी वागिन्द्रिय 
अम्रिमें, प्राण वायुमें और नेत्र आदित्यमें 
लीन हो जाते हैं?? इत्यादि | 

ये देहग्रहणके समय पुन 
उसका आश्रय ले लेंगे, ऐसा ही 
सोने और जागनेवाले पुरुषके विषयमें 
भी होता है | इसीसे श्रुति कहती 
है--जिस समय चाक्षुत्र पुरुष पराडू- 
पर्यावतेन-सब ओरसे अपनी ओर 


न्राक्षण ४ ] शाइरभाष्याथे १०्श७ 
एप बाप कि: बकाप2 नए कॉपी बिक बिक बज पक बॉ फेक, नल चर: 3०- 
परि समन्‍्तात्‌ पराहू व्याव॒र्तत | व्यावर्तन कर लेता है, उस समय 


इति, अथाज्ासिन्‌ कालेष्रूपज्ञों | 0 अपर हो जाता है अर्थात्‌ 
मुमूर्षको रूपका ज्ञान नहीं होता । 


भष॒ति, सुमूर्षृ रूप न जानाति । | उस समय स्वप्तकालके समान यह 
तदा अय्रसात्मा चक्षुरादितेजों- आत्मा चक्षु आदि तेजोमात्राओको 
मात्रा! समस्याददानो सबति |सब ओरसे सम्यक-निर्लेपभावसे 


स्वप्काल इव ॥ १ ॥ ग्रहण करनेवाल्ा होता है ॥ १॥ 
-+ शक करकल-- । 
लिब्ञात्मामें विभिन्न इच्द्रियोंके लय और उसके उत्कमणका वर्णन 


एकीमबति न पश्यतीत्याहुरेकीसवति न जिप्- 
तीत्याहुरेकीसवति न रसयत इत्याहरेकीसवति न 
बदतीत्याहुरेकीमवति न श्वणोतीत्याहुरेकीमवति न मनुत 
इत्याहुरेकीमवति न स्पृशतीत्याहुरेकीमवति न विजानाती-. 
त्याहुस्तस्य हैतस्य हृदयस्याग्र॑ प्रयोतते तेन प्रयोतेनैष आत्मा 
निष्क्रामति चक्षुश्ो वा भूध्नों वान्येभ्यो वा शरीरदेशेम्यस्त- 
मुत्कामन्तं प्राणोपनूत्कासति प्राणमनूत्क्ामन्तं सर्वे प्राणा 
अनूत्कामन्ति सविज्ञानों सब॒ति सविज्ञानमेबान्ववक्रामति 
त॑ विद्याक्मणी समन्वारमभेते पूर्वपज्ञा च ॥ २ ॥ 

( चक्षु-इन्द्रिय लिज्ञात्मासे ] एकरूप हो जाती है, तो छोग “नहीं 
देखता? ऐसा कहते हैं, [ प्राणेन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो 'नहीं 
सूघता? ऐसा कहते हैं, [ रसनेन्द्रिय | एकरूप हो जाती है तो '्नहीं 

है तो 
है तो 








चेखता? ऐसा कहते हैं, [ वागिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती प्तहीं 
बोलता? ऐसा कहते हैं, [ श्रोत्रेन्द्रि० | एकरूप हो जाती पनहीं 
घुनता? ऐसा कहते हैं, [ मत | एकरूप हो जाता है तो मनन नहीं 
करता? ऐसा कहते है, [ खगिन्द्रिय ] एकरूप हो जाती है तो स्पर्श नहीं 


१०२८ बुहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 

ब्रा बे), ब्यन2७, बा: बट 2 बब्बर फ्र जाप. बट बरटप 
करता? ऐसा कहते हैं और यदि [ बुद्ि छिद्वात्मासे ] एकरूप हो जाती 
है तो 'नहीं जानता? ऐसा कहते हैं | उस इस दृदयका अग्र ( बाहर 
जानेका मार्ग ) अत्यन्त प्रकाशित होने छगता है, उसीसे यह आत्मा 
नेत्रसे, मूद्धासे अथवा शरीरके किसी अन्य भागसे बाहर निकलता है। 

उसके उत्क्रमण करनेपर उसके साथ ही प्राण उत्क्रमण करता है, प्राणके 

उत्क्रमण करनेपर सम्पूर्ण ग्राण ( इन्ड्रियवर्ग ) उत्कमण करते है। उस 

समय यह आत्मा विशेष विज्ञाननान्‌ होता है और भ्िज्ञानयुक्त प्रदेशको 

ही जाता है, उस समय उसके साथ-साथ ज्ञान, कर्म और पूर्वप्रज्ञा 

( अनुभूत विपयोंकी वासना ) भी जाते हैं || २॥ 
एकीभवति करणजातं स्वेन ' 


लिझ्ञात्मना, तदेन॑ पाश्वेखा 


जब इच््रियवर्ग अपने लिद्गवेहके 
साथ एकरूप हो जाते हैं तो आस- 
पास बेठे हुए छोग कहते हे---'यह 


आहुने पश्यतीति | तथा प्राणदेव- 
तानिइतो प्राणमेकी मवति लिड्रा- 
त्मना , तदा न जिप्रतीत्याहु! । 
समानमन्यत्‌ । जिह्ायां सोमो 
चरुणों वा देवता, तन्निद्वत्यपेक्ष- 
या न रसयत इत्याहुः । तथा न 
वदति न श्रणोति न मनुते न 
स्पृशति न विजानातीत्याहु! । 
तदोपलक्ष्यते देवतानिव्वत्ति; कर- 
णानां च हृदय एकीमावः । 

तत्र हृदय उपसंहतेष॒ करणेषु 


नहीं देखता?। इसी प्रकार जब 
प्राणदेवताके निद्धत्त होनेपर प्राणेन्द्रिय 
लिड्डात्माके साथ एकरूप हो जाती 
है, तो नहीं सूँघताः ऐसा कहते 
हैं | शेष अर्थ इसीके समान है। 
जिहामें सोम या वरुण देवता है, 
उसकी निद्वत्तिकी अपेक्षासे नहीं 
चखता? ऐसा कहते हैं | इसी तरह 
“हीं वोढता, नहीं सुनता, मनन 
नहीं करता, स्पर्श नहीं करता, नहीं 
जानता? ऐसा कहते हैं | उस समय 
इन्द्रियाभिमानी देवताओंकी निवदृत्ति 
और इन्द्रियोंका हृदयमें एकीमाव 
उपलक्षित होता है | 


उस समय इच्द्रियोंका हृदयमें 
उपसहार हो जानेपर जो अन्त- 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरमाष्याथ 


१०२० 


जप. बाप 2 आप बप+ जप नाप ए2 बार जाए ७८०2.०६५०८०० ००:०० 


यो5न्तव्यापारः स कथ्यते--तस्य 
हैतस्य प्रकृतस्य हृदयस्य हृदय- 
च्छिद्रस्पेत्येतत्‌ , अग्र॑ नाडीमुखं 
निर्गभनद्वारं प्रद्योतते स्वृप्तकाल 
इव स्वेन मासा तेजोमात्रादान- 
कृतेन स्वेनेव ज्योतिषा आत्मनैव 
च्‌। तेनात्मज्योतिषा प्रद्योतेन 
हृदयाग्रेगप आत्मा विज्ञानसयों 
लिज्लोपाधिनिंगच्छति निष्क्रा- 
मति | तथा आथवेणे “कसिन्स्व- 
हमुत्कान्त उत्क्रान्तों भविष्यामि 
कसिन्‌ वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्टास्या- 
मीति” ( प्र० उ० ६।३ ) “स 
प्राणमसृजत/ ( प्र० उ० ६।४ ) 
इति | 

तत्र. चात्मचेतन्यज्योतिः 
सर्वदाभिव्यक्ततरम्‌ । तदुपाधि- 
हारा ह्ात्मनि जन्मम्रणगमना- 
गमनादिसवेविक्रियालक्षण! सं- 
व्यवहार); तदात्मक॑ हि द्ादश- 
विधं करण बुद्धयादि | तत्‌ सन्त 


व्यापार होता है, उसका वर्णन 
किया जाता है-उस इस प्रकृत 
हृदयका अर्थात्‌ हृदयच्छिद्रका अग्र . 
नाडीमुख अर्थात्‌ बाहर निकलनेका 
द्वार प्रयोतित-अत्यन्त प्रकाशित होने 
लगता है, जिस प्रकार स्वप्तकारुमें 
| आत्मज्योतिसे स्थित रहता है, उसी 
प्रकार इस समय भी तेजोमात्राओंके 
ग्रहणके कारण आत्मज्योतिसे तथा 
स्व अपने-आपसे ही प्रकाशित हो 
जाता है । उस आत्मज्योतिसे प्रका- 
शित हृदयद्वारसे यह लिड्लोपाधिक 
विज्ञनमय आत्मा निकल जाता है | 
ऐसा ही आथर्वण (प्रश्न) उपनिपदमें 
भी कहा है--( उसने सोचा- ] मैं 
किसके उत्क्रमण करनेपर उत्क्रान्त 
होऊेगा और किसके प्रतिष्ठित होनेपर 
प्रतिष्ठित हो जाऊँगा? “उसने प्राणकी 
रचना की” इत्यादि | 


उस लिद्वात्मामे आत्मचेतन्यज्योति 
सर्वदा अत्यन्त अभिव्यक्त रहती है । 
उस उपाधिके द्वारा ही आत्मामें 
जन्म, मरण, गमन, आगमन आदि 
सम्पूर्ण विकाररूप व्यवहार होते हैं 
और तद्गप ही बुद्धि आदि बारह 
इन्द्रियों है | वह सूत्र है, वह जीवन 


१०३० 


बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्बरटिड2 ८ ब्यरिक ब्लॉि- 2 व्यापक ब्यि बपियि ब्टरसिस बाप प०- कर 0 ० कस. च्कट सि पक बर्ट-:७. 


तज़ीवन सो5न्तरात्मा जगतस्त- 
: झ्थुपश्व । तेन प्रयोतेन हृदयाग्र- 
प्रकाशेन निष्क्रममाणः केन मार्गे- 
ण निष्क्रामति ! इत्युच्यते-- 

चक्षुरं वा आदित्यलोकग्राप्ति- 
निमित्त ज्ञान कर्म वा यदि स्थात्‌। 
सूंध्नों वा बह्मलोकग्राप्तिनिमित्तं 
चेत्‌ । अन्येभ्यो वा शरीरदेशेम्यः 
शरीरावयवेम्यो यथाकर्म यथा- 
श्रुतम्‌ । 

त॑ विज्ञानात्मानसत्कामन्तं 
परलोकाय प्रखितं परलोकायो- 


है और वही स्थातर-जगमका अन्त- 
रात्मा हैं| उस ग्रथीतसे अर्थात्‌ 
हठयाग्रक्े प्रकाशने निकलनेवाला 
आत्मा किस मार्गसे निकलता हैं, सो 
+ । जाता है--- 

यदि उसका ज्ञान प्रा कर्म 
आठित्यलोककी ग्राप्तिका कारण होता 
है तो पह च्लुद्वारसे निकलता हैं | 
यदि ब्रह्मलोककी ग्राप्तिका कारण होता 
है तो मूर्वठेशसे निकल्ता हैं | इसी 
प्रकार अपने कर्म और ज्ञानके अनु- 
सार वह गरीरके अन्यान्य ठेश या 
अवयवोसे निकल जाता है | 

उस विज्ञानात्माके उत्कान्त-पर- 
लोकके लिये ग्रस्थित अर्थात्‌ परछोक- 


' गमनके छिये वासनायुक्त होनेपर, 


द्शुताकृतमित्यथ; ; प्राणः सर्वा- | राजाके सर्वाधिकारीके समान प्राण 


धिकारिशानीयो राज्ञ इवानृत्का- 


उसके साथ-साथ उत्क्रमण करता 
है और उस ग्राणके उत्क्रान्त होनेपर 


मति; त॑ च प्राणमन्‌त्क्रामन्तं | वगादि सारे ही प्राण उसके साथ-साथ 


वागादयः सर्वे प्राणा अनुत्का- 
मन्ति । यथागप्रधानान्वाचिख्यासा 
इयम्‌ , न तु क्रमेण साथेवद्‌ गमन- 


मिंह विवक्षितम्‌। 
। तदेष आत्मा सविज्ञानो भवति 


उत्क्ण करते है। यहाँ लोगोंके 
समूहके समान विज्ञानात्मा, प्राण और 
इन्द्रियोंका एक साथ मिलकर क्रमसे 
जाना विवक्षित नहीं है, बल्कि उनके 
प्राधान्यके अनुसार उसका उल्लेख 
करना अभीष्ट है | 

उस समय यह आत्मा सतिज्ञन 


ब्राह्मण ४ | 


शाइरभाष्याथे 


२०३१ 


७८२२६... ६२० वविय ५९2७ बाप पक सकीप व्यय न्म्िये०- कि 5४५ किट 


खम्म इव विशेषविज्ञानवान्‌ भवति 
कमवशान्र स्व॒तन्त्र; स्वातन्त्येण 
हि सविज्ञानस्वे सब कृतकृत्यः 
स्थात्‌ , नेव तु तह॒म्यते ; अत 
एवाह व्यासः---“सदा तड्ावसा- 
वितः” ( गीता ८ । ६ ) इति | 
कमेणा. तुद्भाव्यमानेनान्तः- 
करणवृत्तिविशेषाश्रितवासनात्म- 
कविशेषविज्ञानेन सर्वो लोक 
एतसिन्‌ काले सविज्ञानो मवति । 
सविज्ञामेव॒ च गन्तव्यमन्व- 
वक्रामत्यनुगच्छति विशेष विज्ञानो- 
ड्रासितमेवेत्यथ; । 

तसात्‌ तत्काले खातन्त्याथ 
योगधर्मानुसेवन॑ परिसडख्या- 
नाभ्यासश्र॒विशिष्टपुण्योपचयश्र 
अ्द्धाने। परलोकार्थिमिरप्रमत्तेः 
कतेव्य इति। सर्वशात्राणां यत्रतो 
विधेयो<थों दुअ्नरिताह्वोपरमणम्‌ । 


होता है अर्थात्‌ ख्के समान अपने 
कर्मवश विशेष विज्ञानवान्‌ होता है, 
खतन्त्रतासे नहीं, यदि ख्तन्त्रतासे 
विज्ञनवान्‌ हो सकता तो सभी कृत- 
कृत्य हो जाते , किन्तु वह कृत- 
कृत्यता तो [समीको ] प्राप्त नहीं 
होती ; इसीसे व्यासदेवने कहा है-- 
“हृदयमे सदा उसी भावका चिन्तन 
करते रहनेसे [ वह उसीको प्राप्त होता 
है|? | अतः इस समय सब लोग कर्म- 
द्वारा उद्धृत अन्त,करणकी बृत्तिविशेषके 
आश्रित रहनेवाले वासनात्मक विशेष 
ज्ञानसे सविज्ञान होते हैं। इस प्रकार 
सविज्ञन अर्थात्‌ विशेष विज्ञानसे 
उद्भासित होकर ही अपने गन्तब्य 
स्थानको अलुक्रमण--अनुगमन 
करता है। 

अतः परलोककी इच्छा रखनेवाले 
श्रद्धालु पुरुषोंकी उस समय खातन्त्रय 
प्राप्त करनेके लिये ग्रमादहीन होकर 
निरन्तर योगवर्मोका सेवन, विवेकका 
अभ्यास और विशेषरूपसे पुण्यका 
सब्नय करना चाहिये। सम्पूर्ण शात्रोके 
विधेय अथेका आचरण करना चाहिये 
तथा दुष्कर्मसे दूर रहना चाहिये । 


न हि तत्काले शक्पते किश्वित्‌ | किन्तु उस ( उन्क्रान्तिके) समय कुछ 


१०३२ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्कए:फ बए2 बन पे० नई? स्‍७ ब्क 29 ब्र्ट:2७- न्य >72:2- बाई: नकर्ट-::७ “आए :2:2. व्या्ट-े:-2७- “कई ८72७ 
सम्पादयितुम्‌ ; कर्मणा नीयमा-| भी सम्पादन नहीं किया जा सकता, 


नस्य खातन्त्याभावात्‌ ; “परुण्यो 
वै पुण्येणत करमेणा भवति पापः 
पापेन! ( ३।३। १३) इ- 
त्युक्तम्‌ | एतस्थ ब्यनर्थ्योपश- 
मोपायविधानाय सर्वशाखोपनि- 
पद: प्रवृत्ताः | न हि. तह्विहितो- 
पायानुसेवन मुक्त्वा आत्यन्ति- 
को5स्यानथस्योपशमोपायो5स्ति ; 
तस्मादत्रेवोपनिषद्विहितोपाये 
यत्परेमवितव्यमित्येप. प्रकर- 
णाथेः । 

शकटवत्‌ सम्भूतसम्भार उत्स- 
जेन्‌ यातीस्युक्त॑ कि पुनस्तस्य पर- 
लोकाय ग्रवृत्तय पथ्यद्नं शाक- 
टिकसम्भारखानीयम्‌, गत्वा था 
परलोक॑ यद्‌ भट्ट ! शरीराद्यारम्मकं 
च यत्‌ तत्‌ किम्र १ इत्युच्यते--तं 
परलोकाय_गच्छन्तमात्मानं 
विद्याकर्मणी, विद्या च कर्म च 
विद्याकमंणी विद्या सर्वग्रकारा 
विहिता ग्रतिषिद्धा च, अविहिता 


क्योकि कर्मद्वारा छे जाये जाते हुए 
जीवकी खतनन्‍्त्रता नहीं रहती ; इस 
विपयमें “पुण्यकर्मसे पुरुष पुण्यबान्‌ 
होता है और पापकर्मसे पापी” ऐसा 
ऊपर कहा जा चुका है | इस अनर्थ- 
की निद्ृृत्तिका उपाय बतानेके लिये 
ही समस्त शाखाओकी उपनिपर्दे 
प्रदत्त हुई है | उनके विवान किये 
हुए उपायक्रे निरन्तर सेवनके व्रिना 
इस अनर्थकी आत्यन्तिक निदृत्तिका 
कोई और उपाय नहीं है , अत इस 
उपनिपद्विहित उपायके अनुष्ठानम ही 
प्रयक्ञ करते रहना चाहिये-यही इस 
प्रकरणका तात्पर्य है । 

ऊपर यह कहा गया है कि गाडी- 
के समान जिसने वोझा धारण किया 
हुआ है, वह जीव शब्द करता हुआ 
जाता है; किन्तु गाडीवानके राह- 
खर्च॑के समान परलोकके लिये जाने- 
वाले इस जीवकी रास्तेकी भोजन- 
सामग्री क्या है, जिसे यह परलोकर्म 
जाकर खाता है * तथा जो उसके 
शरीरादिका आरम्भक है, वह भी क्‍या 
है * सो बतलाया जाता है-परलछोकको 
जानेवाले उस आत्माके साथ विद्या 
और कर्म-सब प्रकारकी विंहित और 
प्रतिषिद्ध तथा अविहित और अग्रति- 


ब्राह्मण ४ ] शापरभाष्याथ १०३३ 
ब्बसि, ब्ल्पियेक ब्वपिय कॉरए 2०, बार: ब्यउि2- २ ब्बपि: ० ब्ऑॉ्टि बर्टी ० ऑर्टि-0७- बईर्पि:-2०- 
अग्रतिपिद्धा च, तथा कर्म बिहित | पिद्ध विदा ही यहो विदा है एवं 
प्रतिपिद्ं च अविहितमग्रतिपिड | वढिंत और प्रतिपिद्द तथा अविहित 

और अप्रतिपिद्द कम ही कर्म हैँ-ये 
हे कक हा विद्या और कर्म सम्यक्‌ अन्चारम्भ-- 


अन्वाल्म्मन अर्थात्‌ अनुसरण करते 
पूरपप््षा च--पौलुभूतविषया हैं. | तथा पूर्वप्रज्ञा-- पूर्वानुभव सम्ब- 


अतीतकर्मफला ( 
प्रज्ञा पूर्वप्रज्ञ - | न्धिनी प्रज्ञा अर्थात्‌ अतीत कमेफला- 
चुभववासनेत्यथेः । नुभव्रकी वासना भी [साथ जाती है]। 


सा च वासना अपूर्वकर्मारम्मे | वह वासना ही अपूर्व कर्मके 
कर्मविपाके चाड़ भवति; तेना- | आरम्भ और कर्मबरिपाकमे अद्ग होती 
सावप्यन्धारमते, न हि. तया : के ैैतः यह भी उसके साथ जाती 


हे » उस वबासनाके बिना यह 
वासनया बिना कम कतुं फल | पींसनाके बिना यह कर्म 
करने और उसका फल भोगनेमे 


चोपभोक्तु शक्यते; न हनम्य- समर्थ नहीं होता; क्योंकि जिस 
स्‍ते विपये कोशलमिन्द्रियाणां | &पयका अभ्यास नहीं होता, उसमें 
भवति | पूवोनुभववासनाम्रवृत्तानां | इन्द्रियोंकी कुशलता भी नहीं होती । 
लिन्द्रियाणामिहाभ्यासमन्तरेण | दो 'राजुभवकी वासनासे प्रदत्त हुई 
कौशल्मुपपच्चते ; च्श्यते च इन्द्रियोकी विना अभ्यासके कुशलता 
न ..___ .. | होनी सम्भव है; यह वात देखी ही 
पता खितु कासुचित्‌ क्रिया चित्र जाती है कि किन्हीं पुरुषोकी तो चित्र- 
कप्तोदिलक्षणासु विनेवेहाभ्यासेन | कलादिके समान क्रियाओंमें भी बिना 
जन्मत एवं कौशरूं कासु- | अभ्यासके जन्मसे ही कुशलता होती 
चिद॒त्यन्तसौकययुक्ताखप्यकौशल | * और किन्हीं-किन्हींकी अत्यन्त 
केपाशित्‌ | यथा विपयोपभोगेप सुगम क्रियाओमें भी कुशलता नहीं 


ड़ होती । जैसे विपयोपमोग 
स्भावत एच केपाश्ित्‌ कौशला- किन्हींकी खभावतः ही पे हे 


फोशले द्येते। तच्चैतत्‌ सर्व पूर्व- | अकुशल्ता देखी जाती है। सो यह सब 





१०३४ 


बृहदारण्यफ्रीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


जप बॉ बाप: न ि20० नर: बा: ०५०22... «22. (२:2७ ब्य(सये, "री बा: 


प्रज्ोद्भबानुद्भवनिमित्तम्‌, तेन पूवे- | 
ग्रज्ञया बिना कर्मणि वा फलोपमोगे ' 


वा न कस्यचित्‌ प्रवृत्तिरुपपच , 
तसादेतत्‌ त्रय॑ शाकटिकस- 
म्मारखानीय॑ परलोकपथ्यदन 
विद्याकर्मपू॑प्रज्ञाख्यम्‌ । यसाद्‌ 
विद्याक्मणी . पूर्वप्रज्ञाच। 
देहान्तरप्रतिपत््युपमोगसाधनम्‌, ' 
तसाद्‌ू विद्याकर्मादि शुभमेव 
8 


समाचरेत्‌, यथेए्टदेहसंयोगोपभोगो 
स्यातामिति अकरणाथः ॥२॥ 








पूवप्रञञाके उद्बुद्र और अनुदृबुद्ध 
होनेके कारण ही होता है | इसलिये 
पूर्वप्रज्ञके ब्रिना किसीकी मी कर्म या 
उसके फलोपभागम प्रवृत्ति होनी 
सम्भत्र नहीं है । 


अत, गाडीवानके राहखर्चकी 
सामग्रीके समान ये विद्या, कर्म और 
पूर्च प्रजा नामक तीन पदार्थ ही पर- 
छोकके मार्गकी भोजन-सामग्री हैँ । 
चूँकि विया, कर्म और पूर्वप्रज्ञा-ये 
देहान्तरकी ग्राति और उपभोगके 
साधन है, इसलिये थुभ विद्या और 
कर्मादिका ही आचरण करे, जिससे 
कि अभीष्ट देहकी प्राप्ति और उपभोग 
हो-यही इस ग्रकरणका तात्पर्य 
है॥२॥ 


>-+--_ण्ब्य:॥ ॥उफ्फात्०--०--- 


एवं विद्यादिसम्भारसम्भृतों 
देहान्तर॑ प्रतिपद्यमानः, मुक्त्वा 
पूव देहं पक्षीव वृक्षान्तरं देहान्तरं 
प्रतिपच्चते । अथवा आतिवाहिके- 
न शरीरान्तरेण कर्मफलजन्मदेशं 
नीयते | 


किश्वात्रयस्पेव सर्वंगतानां 
करणानां बृत्तिलामी भवति १ 


इस प्रकार विद्यादिके भारसे लदा 
हुआ, देहान्तरको प्राप्त करनेवाछा जीव 
पूवदेहकी छोडकर एक वृक्षसे दूसरे 
वृक्षको जानेवाले पक्षीके समान, 
अन्य देहको प्राप्त करता है | अथवा 
एक दूसरे आतिश्राहिक देहसे कर्म- 
फलके उद्धवस्थान (देवलोकादि) को 
ले जाया जाता है | 


शड्जा-क्या उसे यहाँ स्थित रहते 
हुए ही स्वगत इन्द्रियोंकी ब्ृत्ति प्राप्त 


आह्ण ४ | 


शाप्टूरमाष्याथे 


१०३० 


ब+५- नाक बार बा 2७ बरस बाप: फ- वबािप बियर बाप ब्रिन- 


आहोखिच्छरीरथस सहुचितानि 


करणानि मृतस्य मिन्नघटम्रदीप- 
प्रकाशवत्‌ सर्वतो व्याप्य पुनर्देहा- 
न्तरास्म्मे सट्टोचम्ुपगच्छन्ति १ 
किश्व मनोमात्र॑ वेशेपिकेसमय इच 
देहान्तरास्म्मदेशं प्रति गच्छति ९ 
कि वा कल्पनान्तरमेव वेदान्त- 
समय इति 

उच्यते--“त एते सर्च एव 
समाः सर्वेष्नस्ताः” (बु० उ० 
१॥५। १३ ) इति श्रुतेः--स- 
वत्मकानि तावत्‌ करणानि, सर्वा- 
त्मकप्राणसंभ्रयात्च; तेपामाध्या- 
स्मिकाधिमोंतिकपरिच्छेद: प्राणि- 
कमज्ञानमावनानिमित्त: । अत- 
सह्॒शात्‌ खभावतः सर्बंगतानाम- 
नम्तानामपि प्राणानां कर्मज्ञानवा- 
सनानुरुपेणेव देहान्तरास्म्भव- 
शात्‌ श्राणानां बृत्तिः सडुकुचति 
विकसति च। तथा चोक्तस्‌-- 
“सम; प्लुपिणा सम्ो मशकेन समो 


नागेन सम एमिसिभिलेकेः 
समोड्नेन सर्वेण” (ब्रू० उ० १] 





हो जाती है  अथत्रा शरीर जीवकी 
| सट्टूचित इन्द्रियो मरनेपर, फटे हुए 
घडेक्रे प्रकाशके समान सर्वत्र व्याप्त 
होकर, वेहान्तरका आरम्भ होनेपर 
' पुनः सद्ोचको प्राप्त हो जाती है 7 
' अथवा वैशेषिक सिद्धान्तवालोके मता- 
| मुसार केबल मन ही देहान्तरके ेशमे 
जाता है ? किया वेदान्तसिद्धान्तके 
| अनुसार कन्पनान्तर ही वेहान्तरकी 
| प्राप्ति हैं ? 

समाधान-बतलाते हैँ-थवे ये 
सभी समान ओर सभी अनन्त हैं!! 
इस श्रुतिकि अनुसार तथा सर्वा- 
तक प्राणके आश्रिव होनेसे 
इन्द्रियों तो सर्वात्मक ही हैं; उनका 
आध्यात्मिक और आधिभीतिक परिच्छेद 
प्राणियोंक्रे कर्म, ज्ञान और भावनाके 
कारण है | अत. उनके अधीन होने- 
के कारण, खमावतः सर्बगत और 
अनन्त होनेपर भी भोक्ता प्राणोके 
कर्म, ज्ञान और बासनाके अनुसार ही 
देहान्तरके आस्म्मवज्ञ प्राणोंकी वृत्ति- 
का सकोच या विकास होता है। 
ऐसा ही कहा भी है ध्यह प्राण 
चींटीके प्रमाणका है, मच्छरके समान 
है, हाथीके वरावर है, इन तीनो 
छोकोके समान है और इस सबके 





१०३६ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्बप्८ ३ ०८ ब्यप ० ब्वस्िय बपिय ब्वर2०८०२०- -एजटय नी: ब्या्ट 7220 *वई2:2:2- "्य्टिड: पक 
३।२२) इति। तथा चेद॑ | समान है” । इसी प्रकार “ जो भी 
वचनमनुकूलम्‌--“स यो हैता- | इन अनन्तोकी उपासना करता है”? 
ननन्‍्तानुपास्ते/” (ब्ु०उ० १।५ : तथा ' उसकी जो जिस प्रकार 
| १६ ) इत्यादि “तं यथा यथो- ' उपासना करते है” इ्स्यादिं वचन 
पासते” इति च । ' भी अनुकूछ हो सकते हैं । 
तत्र॒वासना पूर्वश्रज्ञाख्या, इनमे कर्म और ज्ञानके अबीन 
जो पूर्वप्रज्ञा नामक्ी वासना है, वह 
जोफके समान सर्वत्र व्याप्त रहते हुए 
खम्तकाल इच कर्मकृत॑ देहाद्‌ देहा- | ही हृदयस्थित रहकर जेसे खम्ना- 
«.. .. ' वस्थाके शरीरकी रचना करती है, 
न्तरमारभते हृदयस्थेव । पुनर्देहा- | _.॥ प्रकार इस देहसे मित्र दूसरे 
न्तरारम्मे देहान्तर॑ पूर्वाश्रय॑ वि- कर्मजनित देहको रच लेती है| फिर 
25: 4 देहान्तरका आरम्भ हो जानेपर अपने 
मुश्वति--इत्येतसिन्र्य दष्टान्त | (वद्रत देहको त्याग देती है-इस 
उपादीयते-- ; विषयमें यह दृश्ठान्त बतलाया जाता है-- 
देहान्तरगमनमें जोंकका दृष्टान्त 


तद्‌ यथा तृणजलायुका तृणस्यान्तं गत्वान्यमाक्रम- 
माक्रम्यात्मानमुपसंहरत्येवमेवायमात्मेद< शरीर निहत्यावियां 
गमयित्वान्यसाक्रममाक्रस्यात्मानमुपस*हरति ॥ ३ ॥ 
वह द्शन्त--जिस ग्रकार जोक एक तृणके अन्तमें पहुँचकर दूसरे 
तृणरूप आश्रयकों पकड़कर अपनेको सकोड लेती है, इसी प्रकार यह 
आत्मा इस शरीरको मारकर--अविदा ( अचेतनावस्था ) को प्राप्त कराकर 
दूसरे आधारका आश्रय ले अपना उपसंहार कर लेता है || ३ ॥ 
तत्तत्र देहान्तरसश्वार इदं | उस देहान्तरसच्चारमें. यह 
निदर्शनम--यथा येन ग्रकारेण | उदाहरण है---यथा जिस प्रकार तृण- 
वणजलायुका तृणजलूका तृण- | जदछूका (घासपर चलनेवाली जोंक ) 


विद्याकमंतन्त्रा जढकावत्‌ सन्ततेव 


प्राह्मण ७ ] 


शाइूरभाखार्थ 


१०३७ 


ब्यय-9 बट. जरटि2- ब्म ० च् . बीए पिन ब्र्टी 2० नर ५८० बर्टे3० ०२२०० नम फिन् नर 


स्यान्तमवसान गला प्राप्य अन्य : 
ठणान्तरमाक्रमम्‌, आक्रम्पत एत्या- 
क्रमस्तमाक्रमपात्रम्याश्ित्य, आ- 
त्मानमू-आत्मन; पूवावयत्रम्‌ उप- 
संहरत्यन्त्यावयवस्थाने: एबमेय 

अयमात्मा यः प्रकृतः संसारीद॑ 


शरीर पूर्वोपात्त॑ निहत्य सम प्रति- 
पित्सुरिव पातयित्वा अविदां गम- ' 
यिल्वा अचेतनं कृत्या खात्मोप- 
संदागेण, अन्यमाक्रम॑ ठुणान्तर- 
मित्र ठणजदका गरीरान्‍्तरं 
गृहीत्या प्रसारितया वासनया 
आत्मानमृपसंदरति, . तत्रात्म- 
मावमारभते; यथा स्वम्ते देहा- 
न्तरमाग्मते स्वभदेहान्तरम्थ टव 


५४४० 


शरारासरम्भदश आरस्थमाण देह 
जज्नम सखावर वा। 


। 


तत्र च कर्मवशात्‌ फरणाने | 


तृणके अन्त-अजिम भागार पर चकर 
इसरे तगगश आकमका-जी आफान्त 


हक | 
गज 
छः 


् 


किया जाय उसे आनाम काने 
उन आक़म याची आयरका आंध्षम 
हे सपनो अगात अपने पूप फ्ो 


परत २) प्रा रड 


+ 


नी 


पूसप्राप्त दगिरफीं मरकर-सम्रप्रामि- 
ही उस्ज के समान गिगकर, 3गे 
आयाका प्राप्त झगव्ार अग्रात्‌ 
अयनब आस्मादे उबसहादास अभेयन 
कर, गुणत 7 फाके एक हणसे दसरे 
तृणार जाने समान दूसरे आकृम 
पानी शरगीसन्तस्फका अयनी फैटी एप 
बासनागे म्रहणकर अपना उपसेहार 
कर सेता हैं, अर्थात्‌ उसीमे आग- 
मात करने लगाया ४, विस प्रफार 
यह ख्म््ने हहाग्तरद्मा आरम्म करता 
2, उसी प्रकार स्वप्त)हन्तरग। थीय- 
के समान यह दारीसरम्गरेशर्मे अर्थात्‌ 
आरग्ग किय हुए जह्वम या रथावर- 


। देदम आटगभाय कर छेसा है | 


वहीं कम्रश उन्तियों भी प्रसि- 


' युक्त हांकर संग 
लब्धवृत्तीनि संहन्यन्ते: बाह्य च ् दिन हो जाती | 


कुशमत्तिकाथानीय॑ शरीरमा- | 


ओर कुम-गृत्तिकारथानीय वाग्य 
शरीरका भी आरग्ग ऐो जाता है। 


१०३८ बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्क(2:24७ ब्यप बा 2७. (20७. ६९२2... (5, रन ये ब्वस न्यरटी0क्‍9. बट सबक बर 
र्भ्यते | तत्र च्‌ करणव्यूहमपेक्ष्य | फिर उसीमे उन्द्रिय्यहकी अपेक्षासे 
बागादि इन्द्रियोका उपकार करनेंक्े 
लिये अग्नि आदि देवता आश्रय ले 
लेते हैं | यही देहान्तरके आग्म्भकी 
वित्रि हैं ॥३॥ 
हि 2:27 ५ आस ; 
आत्माक़े देह्ान्तरनिर्माणमें सुवर्णकारका हृष्टान्त 

तत्र देहान्तरारम्भे नित्योपा- उस देहान्तरके आरम्भमे जीव 
त्तमेबोपादानसुपसंदोपसंद्य देहा-  हेंण किये हुए उपादानको ही 
आहोखिदषवमे .... विगाड-विगाडकर उसीसे देहान्तर- 
न्तरमारमते, (रमेंव क्या आरम्भ करता है अथवा पुन -पुन 
पुनः पुनराठत्त इति  अन्रोच्यते नब्रीन उपादान ग्रहण करता है * 

इट्टान्त:--- इसमें दृश्टान्त बतलाया जाता है- 


वागाधनुग्रहायाग्न्यादिदेवता। 
संश्रयन्ते । एप देहान्तरास्म्म- 
विधिः ॥ ३॥ 





तद्‌ यथा पेशस्कारी पेशसो मात्रामपादायान्यन्नवतरं 
कल्याणतरं रूप॑ तनुत एवमेवायमात्मेद* दरीरं निहत्यावियां 
गमयित्वान्यन्नव॒तरं कल्याणतर< रूप॑ कुरुते पिन््यं वा गान्धर्व 
वा देव॑ वा प्राजापत्यं वा ब्राह्म॑ वान्येषां वा सूतानाम्‌ ॥8॥ 
उसमें दशन्त--जिस प्रकार सोनार सुवर्णक्रा भाग लेकर दूसरे 
नवीन और कल्याणतर ( अधिक उुन्दर ) रूपकी रचना करता है, उसी 
प्रकार यह आत्मा इस शरीरकों न" कर---अचेतनावस्थाको ग्राप्त कर दूसरे 
पितर, गन्बव, देव, प्रजापति, ब्रह्मा अथवा अन्य भूतोंके नवीन और कन्याण- 
तर रूपकी रचना करता है ॥ 9 ॥ 
तत्तत्रेतसिन्नथें-- यथा पेश-| उस इस विषयर्मे यह इशन्त 
है-जिस प्रकार पेशस्कारी-पेशस्‌ 
स्कारी पेशः सुबण तत्‌ करोतीति | उवर्णको कहते हैं, उसे जो वनावे 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरसाष्याथे 


१०३२ 


-ब520. ५ (2७ नाप एन बवपे ० बाप रिया बा बाप नए बस फ- 


पेशस्कारी सुवर्णकार), पेशसः | वह पेशस्कारी-सोनार, पेशस्‌ अर्थात्‌ 


सुवर्ण्य मात्रामपादायापच्छिच 
गृहीत्वा अन्यत्‌ पूवेसादू रचनावि- 
शेषान्नवतरममिनवतरं कल्याणात्‌ 
कल्याणतरं रूपँ तनुते निर्मि- 
नोति । णमेवायमात्मेत्यादि 
पूवेबत्‌ । 

नित्योपात्तान्येव प्रथिव्यादी- 
न्याकाशान्तानि पश्च भूतानि 
यानि 'द्े वाव ब्रह्मणो रूपे! इति 
चतुर्थ व्याख्यातानि पेश+स्थानी- 
यानि, तान्येवोपसृद्योपसद्य, 


अन्यदन्यच्च॒देहान्तरं नवतर॑ | 


कल्याणतरं रूपं॑ संख्थानविशेष॑ 
देहान्तरमित्यथ, कुरुते | पिन्न्यं 
वा पिवृभ्यो हित॑पितृ- 
लोकोपभोगयोग्यमित्यर्थ:, गान्धवे 
गन्धवोणासुपमोगयोग्यम्‌, तथा 
देवानां देवस, प्रजापतेः प्राजा- 





सुबर्णकी मात्राका अपादान-अपच्छे- 
दन अर्थात्‌ ग्रहण कर; पूर्वरचना- 
विशेषसे भिन्न दूसरा नवीनतर और 
कल्याणसे भी कल्याणतर रूप बनाता 
है, उसी प्रकार यह आत्मा-हत्यादि 
शेष अथ पूर्वेबत्‌ है | 

आत्माके नित्यगृहीत जो प्रथ्वीसे 
लेकर आकाशप्यन्त सुवर्णस्थानीय 
पॉच भूत हैं, जिनकी 'हें बाव 
ब्रह्मणो रूपे” इस वाक्यसे चतुर्थ 
प्रपाठकमे व्याख्या की गयी है, 
उन्हींकी विगाड़-विगाडकर दूसरे- 
दूसरे देहान्तरको अर्थात्‌ पूर्नापेक्षा 
नवीन और कल्याणतर रूप-संस्थान- 
विशेष यानी देहान्तरकों रच लेता 
है । फिय-जो पितरोंके लिये उपयोगी 
हो अर्थात्‌ पितृलोकके उपभोगक्रे योग्य 
हो, गान्धव-जो गन्वर्वोके उपभोग- 
योग्य हो, इसी प्रकार देवताओके लिये 


| उपयोगी---डैव, प्रजापतिके लिये 


उपयोगी---पग्राजापत्य और जो ब्रह्माका 


पत्यम्‌, त्रह्मण इदं ब्राह्म॑ वा; यथा- | ऐै। उस त्राह्म शरीरकी तथा इसी 


कम यथाश्रृतमन्येषां वा भूतानां | 


सम्बन्धि शरीरान्‍्तरं कुरुत इत्य- 
सिसम्बध्यते ॥ ४ ॥ 


प्रकार कम और ज्ञानके अनुसार वह 
अन्य भूतोसे सम्बद्ध शरीरान्तरकी 
रचना कर छेता है-..इस प्रकार 
इसका सम्बन्ध है || 9 || 


$---३००-२ा रन 


१-उपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें | 





१०४० बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बव क(22. +%. बापय.. ०८%... «८२२० «(रब ८2% (८2 ०८५2 ८२२७० ०८३२ 
सर्वमय आत्माकी कर्माुपार विभित्र यतियोंका निरूपण 

येज्ख वन्धनसंज्ञका उपाधि-| इस आत्माके जो वन्वनसब्ञक 
. ..... | उपाधिभूत पदार्य हैं और जिनसे 
भूता;, येः संयुक्तस्तन्मयो5यमिति | धयक्त होकर यह तद्प है-ऐसा 
विभाव्यते, ते पदार्थाः पुञ्धी-। 'शे जाता है, उन पदार्थोका यहाँ 
एक जगह एकत्रित करके निर्देश 

कृत्येहिकत्र प्रतिनिर्दिश्यन्ते-- | किया जाता है--- 

स वा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों मनोमयः प्राण- 
मयश्वक्षुमयः श्रोत्रमयः पथ्वीमय आपोमयो वायुमय आ- 
काशमयस्तेजोमयोतेजोमयः काममयोउकाममयः क्रोघम- 
योक्रोधमयों धर्ममयोष्घरममयः सर्वमयस्तद्‌ यदेतदिदम्मयो- 
5दोमय इति यथाकारी यथाचारी तथा भवति साधुकारी 
साधुभेवति पापकारी पापों भवति पुण्यः पुण्येन कर्मणा 
भवति पाप: पापेन | अथो खल्वाहु:---काममय एवाय॑ 
पुरुष इति स यथाकामो भवति तत्कतुर्भवति यत्कतुर्भवति 
तत्‌ कर्म कुरुते यत्‌ कर्म कुरुते तदमिसम्पय्यते ॥ ५ ॥ 

वह यह आत्मा ब्रह्म है| वह विज्ञानमय, मनोमय, प्राणमय, चक्षुमय, 
श्रोत्रमय, प्रथिबीमय, जलमय, वायुमय, आकाशमय, तेजोमय, अतेजोमय, 
काममय, अकाममय, क्रोधमय, अक्रोधमय, धर्ममय, अधर्ममय और सर्वमय 
है | जो कुछ इदमय ( प्रत्यक्ष ) और अदोमय ( परोक्ष ) है, वह वही है। 
वह जैसा करनेवाला और जेसे आचरणवाला होता है, वैसा ही हो जाता 
है | शुभ कर्म करनेवाला शुभ होता है और पापकर्मा पापी होता है । 
पुरुष पुण्यकर्मसे पुण्यात्मा होता है और पापकर्मसे पापी होता है। 
कोई-कोई कहते हैं कि यह पुरुष काममय ही है, वह जैसी कामनावाला 
होता है वैसा ही संकल्प करता है, जेसे संकल्पवाला होता है वैसा ही 
कम करता है और जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल ग्राप्त करता है ॥५॥ 


प्राह्मण ४ ] 


शाइरसाप्याथ 


१०४१ 


कि ब्याए ७ न बट बॉस बारी बवि- बरि 2७ की ना<ि2०- "<िट 2७. "आर्ट: 


स॒ वा अयम्‌ , य एवं संसरत्या- 
त्मा, बह्मेव पर एवं, यो5शनाया- 
चतीतः | विज्ञानमयो विज्ञान 
बुद्धिस्तेनीपलक्ष्यमाणस्तन्मयः । 
“कतम आत्मेति योड्य॑ विज्ञान- 
मयः प्राणेषु” (४।३।७) 
इति घुक्तम्‌ | विज्ञानमयो विज्ञान- 
प्रायः, यस्तात्तद्धमत्वमस्थ विभा- 


व्यते “ध्यायतीव लेलायतीव” | 


(४।३।७ ) इति | 


तथा मनोमयों सनःसन्निकर्पा- 
न्मनोमयः । तथा प्राणमय प्राण: 
पश्चवृत्तिस्न्मय), येन चेतनश्र- 
लतीब लक्ष्यते । तथा चद्लुमंयो 
रूपदर्शनकाले । एवं श्रोत्रसयः 
शब्दश्रवणकाले | एवं तस्थ तस्ये- 


न्द्रिययय व्यापारोड्धवे तत्तन्मयों 
भवति | 


एवं बुद्धिप्राणद्वारेण चब्लुरा-। 


दिकरणमयः 
बृ० उ० १३१--१३२ 


जो आत्मा इस प्रकार संसरित 
होता ( इहलोक-परलोकर्में गमना- 
गमन करता ) है, वह यह पर्रह्म ही 
है, जो कि क्षुधा-पिपासादि धर्मेसे 
परे है। वह विज्ञानमय--विज्ञान बुद्धि- 
को कहते हैं, उससे उपलक्षित 
होनेवाला अर्थात्‌ तन्मय है। उसके 
विषयमे “यह आत्मा कौन है ? जो 
यह ग्राणोंमें विज्ञाममय है? ऐसा 
कहा जा चुका है। विज्ञानमय अर्थात्‌ 
विज्ञानग्राय, क्योकि “ध्यायतीव ले- 
लायतीब”” इत्यादि वाक्यसे इसका 
विज्ञानधर्मत्व प्रतीत होता है । 


इसी प्रकार वह मनोमय है-मन- 
की सन्तिधिकि कारण वह मनोमय 
है | तथा प्राणमय है-प्राण पॉच 
वृत्तियोंचाला है, तन्‍्मय वह है, 
जिससे कि वह चेतन चलता हुआ- 
सा देखा जाता है | तथा रूपदशन- 
के समय वह चक्षुमंय है। एवं शब्द 
सुननेके समय वह श्रोन्रमय है । 
इसी प्रकार उस-उस इन्द्रियके व्या- 
पारका प्रादुर्भाव होनेपर वह तत्तद्रप 


हो जाता है। 


इस प्रकार बुद्धि और प्राणके द्वारा 


सज्शरीरारम्भक- | वह चक्षु आदि इन्द्रियमय होकर शरीरा- 


१०४२ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्प2० ब्य एफ ब्यर्ट, "यम प्र न्कर्स ते 2न- नबर्टलीफ बार : ०० ब्य(2:220. “आन "कई: “70 «कई :५-७- 
पृथिव्यादिशृतमयों भव॒ति | तत्न | रम्भक पथ्रित्री आदि भूतमग्र हा जाता 
पाथिवशरीरास्म्मे. प्रथिवीमयों ' है। उस समग्र बह पार्थित्र शरीरका 


आरम्म हानेपर प्रथित्रीमय हो जाता 
भवति । तथा वरुणादिलोकेप्र | 9 रमन ही: जाती है 
प्यार रो अप सियों तथा वरुणादि छोकाम जलीय गरीरका 
आप्यशरारार आपामया , आरम्भ हानेपर जल्मय होता हैं, एव 


भवति | तथा वायब्यशरीरासम्भे आफ्यअरीरका आरम्महोनेपरवायुभय 
चायुमयों भव॒ति । तथा आकाश- होता है और आकाजगरीरका आरम्म 
शरीरास्म्भे आकाशमयों भवति | होनेपर आकाशमय हो जाता है । 

एयमेतानि तेजसानि देव- । इसी प्रकार ये देवशरीर तेजस 
शरीराणि तेप्वारभ्यमाणेपु तन्म- ' हैं, इनका आरम्भ होनेपर वह तद्ठप 
यस्तेजोमयो भव॒ति । अतो व्य- अर्थात्‌ तेजोमय हो जाता है । इनसे 
तिरिक्तानि पश्चादिशरीराणि ' भिन पञ्च आदिके शरीर और नार- 
नरकप्रेतादिशरीराणि चातेजो- ' कीय जीत्रेंकि तथा प्रेतादिके शरीर 
मयानि । तान्यपेक्ष्याह---अतेजो- , अतेजोमय हैं | उनकी अपेक्षासे श्रुति 
मय इति। । कहती है--“अतेजोमय? 

एवं. कार्यकरणसझातमय: 
सन्नात्मा प्राप्तच्य॑ वस्त्वन्तरं 


इस प्रकार यह आत्मा वेहेन्द्रिय- 
सघातमय होकर, अन्य प्राप्तव्य वस्तु- 
को देखता हुआ, 'पयह मैंने प्राप्त कर 
पश्योञ्द्‌ मया प्राप्तरदों मया डी है और वह मुझे प्राप्त करनी है? 
प्राप्तव्यमित्येब॑ विपरीतप्रत्ययस्त- | इस प्रकार विपरीत ज्ञानयुक्त होकर 
उसकी भमिलाषावाल्य अर्थात्‌ काम- 
मय होता है | ओर उस कामनामें 
तसिन्‌ कामे दोप॑ पव्यतस्तहिष- | दोष देखनेपर हु हक 

< ० रो 2 अभिवाषा निवृत्त हो जाती 
जा व ल > मीज जी 5 चित्त प्रसन्न-निष्कल्मप अथात्‌ शान्‍्त 
समकल॒द शान्त सवीत, तन्मया- हो जाता है इसलिये तन्मय अधथांव्‌ 
5काममयः | | भकाममय होता है । 





दम्मिलापः काममयो भवति । 


री. ४ ्फॉन्‍्कीनक्‍न्‍नओओथ७ओओओ७अक्‍अत 5 +53++त+> 





व्राह्मण ४ ] 


शाउरभाप्याथे 


१०४३ 


अप: ब्वसप बम फ बटमिय ००००० ब्ी 9०८३६ ०२3. ब्यटमफन ब्यर्टिनि पिन ब्यर्टिटे- न न्की>-०- 


एवं तरिन्‌ बिहते फामे केन-'.. इसी प्रकार किसीके द्वारा उस 


से क्रोधः फेनचिदुपायेन निवर्ति- 
तो यदा भवति तदा प्रसनलमना- 
कुल चित्त सदक्राध उच्चते, तेन 


तन्मयः । एवं कामक्रोघास्याम्‌ 


अकामाक्राघाभ्यां च तन्मग्रो 
भृत्वा धर्ममयो5घर्म मयश्ष 


मबति | न हि कामक्रोधादिभि- 
बिना 
“यद्द्धि कुरुते कम तत्तत्‌ कामस् 
चेष्टितम्‌”” इति ग्मरणात । 
धर्ममयो5धर्ममयश्व भृत्वा सर्ब- 
मयो भवति । समस्त धर्माधर्मयोः 


धर्मादिग्रवृत्तिरुपपच्चते । 


कार्य यावत्तिश्विद्‌ व्याकृतम्‌ , तत्‌ 
सब धर्मांधमेयोः फल तत्‌ प्रतिपत्च- 
मानस्तन्मयो भवति | कि बहुना, 


तदेतत्‌ सिद्धमस्स यदयमिदम्मयो 


बह अली कामनाका ग्रितात ऐोनेपर वह काम 
कामः क्रांधत्वन पारणम॑- ' है परि 
चित्‌ स कामः क्रोधत्वेन परिणम- ' लग 


ते, तेन तन्मयो भवन्‌ क्रोधमयः । ' 


अर 


ऐ जाता 
इसलिये तटप होकर यह क्रोबरमय 


के 
छह 


' हो जाता है। बह क्रोच यत्र किसी 


उपायने नियत्त हो जाता | नो 


चित्त प्रसन और अनाठुछ ऐसे- 


पर अक्रोघ कहा जाता ऐ उसके 
कारण वार अकोयमय हो जाता ४ | 
त्स प्रकार काम-फोच और अक्ाम- 
अकोपके कारण तस्गय होकर बह 
घर्ममय और अवबर्भमम भी हो जाना 
है, फ़्योंक्रि काम-क्ोॉबादिके बिना 
धर्मादिकी प्रवृत्ति ऐनी भी सम्भव 
नहीं है। जीव जो-जो भी कर्म 
कामका ऐी चर 
9० इस स्थृतिसे भी यही सिद्ध 
होता है | 


करता ऐ, वए-यह 


धर्ममय और अबर्गगय होकर बह 
संबमय ऐो जाता है | मितना कुछ 
ब्याकुन है वह सब घर्म ओर अथर्म- 
का ही कार्य ै, वह सत्र घर्म और 
अधर्मका ही फल है, उसे प्राप्त करने- 
बाला भी तन्‍्मय हो जाता हैं। 
अधिक क्‍या ? इसके गिपयमें यह 
बात सिद्ध ही है कि यह इदंमय--.. 


गृद्ममाणविपयादिमयः ) ऐसादय- | गृद्ममाण विषयादिमय है, इसलिये 


२०७७ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्व्ट:. ब्प बा? 3 ब्यन  ब्क्टि 2 बईरप2७ न्यर्ट 7क्‍% नर्ट नेट ०० बर्टिय- पर "कई 2०- 5.0. बट 2:20. 


सदोमयः । अद इति परोक्ष ' अदोमय भी है। “अद ! इस पदसे 


कार्येण गृद्ममाणेन निर्दिग्यते । 
अनन्ता ह्न्तःकरणे भावना- 
विशेषाः, नेव ते विशेषतो निर्दे्ु 
शक्यन्ते। तस्समिस्तस्मिन क्षणे कार्य- 
तोष्वगम्यन्ते, इद्मस्य हृदि बर्ते- 
तेड्दो5स्पेति । तेन गृह्ममाणका- 
अणेदम्मयतया निर्दिश्यते,' परो- 
क्षोष्न्तःखो व्यवहारो 5यमिदानी- 
मदोमय इति । 

सड्क्षेपतस्तु यथा करतु यथा 
वा चरितुं शीलमस्य सो5्यं यथा- 
कारी यथाचारी, स तथा भवति। 
करणं॑ नाम नियता क्रिया विधि- 
प्रतिषेधादिगम्या, चरणं नामा- 
नियतमिति विशेषः । साधुकारी 
साधुर्भवतीति यथाकारीत्यय 
विशेषणस्‌, पापकारी पापों 


भवतीति च यथाचारीत्यस्य । 
ताच्छील्यग्रत्ययोपादानाद 


गृद्ममाण कार्यसे भिन्न परोक्ष वस्तुका 
निर्देश होता है | अन्त,करणरम 
अनन्त भावनाविशेष हैं, उनका 
विशेषरूपसे निर्दश नहीं क्या जा 
सकता। समय-समयपर उनके कार्यसे 
ही यह पता चलता है कि इसके 
हृदयमें यह भावना है और उसके हृठयरमें 
यह | उस गृद्यमाण कार्यसे उनका 
इठमयरूपसे निर्देश किया जाता हैं 
और जो अन्‍न्त,करणमें स्थित परोक्ष 
, व्यवहार है, वह इस समय अदोमय है। 
सक्षेपत तो, जिसका जेसा करने 
' या आचरणमें छानेका खभाव है, वह 
। यथाकारी और यथाचारी होता है, 
| जो यथाकारी ( जैसा करनेवाला ) 
है वह वेसा ही हो जाता है| विधि 
और प्रतिपेषसे ज्ञात होनेबवाली जो 
नियत क्रिया है, उसका नाम “करना? 
है और अनियत आचरणका नाम 
“आचरणमें छाना? है, यह इन दोनों- 
का भेद है। साधु करनेवाला साधु 
होता है--यह प्यथाकारीः इस 
पदका विशेषण है और पाप करने- 
वाल्य पापी होता है-यह “यथाचारीः 
इस पदका विशेषण है । 


धयथाकारी और यथाचारी? इन पर्दो में 


ब्राह्मण ४ ] शाइरसाष्यार्थ १०४० 
ब्कॉ फ बाप 22७, न: 3, बंपर नए अ ब्यावर: 2७. चाईप व: पक व्7>2 ० नह: फक- ब्यए २ फ्र न्ॉ एक 


अस्यन्ततात्पयतैव॒ तन्मयत्वस्‌, | 'णिनि! इस तच्छील्‍्य ग्रत्ययको 
ग्रहण किया गया है, इसलिये कर्ममें 
नतु तत्कर्ममात्रेणेत्याशझ्ड्याह-- | अत्यन्त परायण होनेका खभाव ही 
तनन्‍्मयता है, केवल उस कममात्रसे 
पुण्यः पुण्येन कर्मगा भवति पापः तन्मयता नहीं होती-ऐसी आशइ्डढा 
करके श्रुति कहती है--.पुण्यकर्मसे 
पापेनेति । परुण्यपापकर्ममात्रेणेव ! पुरुष पुण्यवान्‌ हो जाता है और 
| पापकर्मसे पापी हो जाता है | अर्थात्‌ 
तन्मयता स्यान्न तु ताच्छील्यमपे- | पुण्य-पापरूप कर्मसे ही पुरुषको 
| वन्‍मयता प्राप्त हो जाती है, उसे वेसे 
क्षते | ताच्छील्ये तु तन्मयत्वा- | खमाव होनेकी अपेक्षा नहीं रहती । 
। ताच्छील्य ( वैसा खभाव ) होनेपर 
तिशय इत्यय विशेषः। | तो तन्‍्मयताकी अधिकता होती 

| है--इतना ही अन्तर है | 
तत्र कामक्रोधादिपू्यकपृण्या- ऐसी स्थितिमे कामक्रोधादिपूर्वक 
, ; पृष्य या अपुण्यका आचरण करना 
धप्यकारिता स्वमयत्व हेतुः, ' ही जीवके स्ेमयत्वका हेतु, उसके 
संसारस्य कारणम्‌ , देहादेहान्तर- संसारका कारण तथा एक देहसे 
सथ्वारस्य च | ्तव्ययुक्तो रे देहमें जानेका हेतु सिद्ध होता 
| है । इससे प्रेरित होकर ही जीव 
हन्यदन्यद्‌ देहान्तरसुपादत्ते | त- | दूसरे-दूसरे देहको प्रहण करता है । 
सात्‌ पुण्यापुण्ये संसारस्य कारणम्‌|| अतः पुण्य और पाप संसारके कारण 
९ ' हैं। इन्हींके विषयमें विधि और 

एतद्विषयो होते 
ए्‌्‌ द्विषियो हृ विधिग्रतिपेधो | | प्रतिषेष ह्वोते ् और यहीं शात्र॒की 
अन्र शासख्र्स साफल्यमिति |, सफलता है | 

१. वह इसका ख़भाव है--इस अर्थमें होनेवाले प्रतययकों ताच्छीत्यअत्यय, 


कहते हैं । यहाँ 'सुप्यजातो णिनिस्ताच्छील्येः ( ३।२।७८ ) इस पाणिनि-सूज्के 
अनुसार ५णिनि' प्रत्यय हुआ है। 





१०४६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्करपिल ० बट न्या(>: 2:७0. बकए २८2) बकटप रे पक नई: बयईटन-आ७- ब्यई:> 722७ र्ि २-७ नई 720७० +७४: २:०० ्याट>: पक 


अथो अप्यन्ये बन्धमोक्ष-। यहा दूसरे वन्बमोक्षकुणछ पुरुष 
कहते है--यह ठीक है कि कामादि- 

देर पूत्रक पुण्य ओर पाप ही झरीरग्रहण- 
वके पुण्यापुण्ये शरीरग्रहण- क्ले कार्ण हैं तो भी कामनामे 
कारणगू, तथापि करामग्रयुक्तो हि: गरित हुआ पुरुष ही पृण्य-पापरूप 
शक ... कर्मोका सम्रह करता हैं। कामनाका 
पुरुषः पुण्यापुण्वे कमंणी उपचि- नाग होनेपर तो विद्यमान कर्म भी 
नोति । कामग्रहाणे तु कर्म विद्य- परण्य-पापकी बृद्धि करनेव्राद्य नहीं 
' होता | तथा कामनारहित होनेपर 
' सग्रह किये हुए पुण्य-पाप-कर्म भी, 
भव॒ति । उपचिते अपि पुण्यापुण्ये ' कछके आरम्मक नहीं होते | अत 
कर्मणी कामशल्ये फलारम्मके न, जता ही ससारकी मूठ है। ऐसा 
| ही आधथर्वणश्रुतिमि भी कहा है- 

भवतः | तस्रात्‌ काम एवं संसारस्य «जो पुत्र-पत्र॒ आदि कामनाओंको 


कुशलाः खल्वाहुः--सत्यं कामा- 


मानमपि पुण्यापुण्योपचयकरं न 


मूलम्‌ । तथा चोक्तमाथर्वणे-- | ही सर्वश्रेट्ट मानता हुआ उनकी 
/काम्ान्‌ यः कामयते मन्यमानः स||... 0 कला अं 
के कारण उन-उन स्थानोंमें जन्म 

कामभिजायते तत्र तत्र”” ( मु० | छेता है |? अत, यह पुरुष काममय 
ही है, इसका जो अन्यमयत्व है, वह 

विद्यमान रहते हुए भी [ इसके सर्च- 
मयत्वका ] कारण नहीं है, इसीसे 
मयत्वं तदकारणं विद्यमानमपी- | श्रुति निश्चय करती है. कि यह काम- 


त्यतोष्वधारयति काममय एवेति। | मय ही है । 


उ०३।॥२॥।२ ) इति। तसात्‌ 
काममय एवाय॑ पुरुषो यदन्य- 


यसात्‌ स च काममयः सन्‌ | क्योंकि वह काममय होकर जैसी 
याह्शेन कामेन यथाकामो सव॒रति, | कामनासे युक्त अर्थात्‌ ध्यथाकामः 
तत्कतुभवति । स काम इपदमि- | होता है 'तत्कतुः होता है । थोडी- 


ब्राह्मण ४ | शाइरमाधष्यार्थ १०४७ 
चॉर्ट सपना से? ब्यरटटआक व 2: व्यास चर. बॉ, नफरत ७ बल व्य-2७- 


लाषमात्रेणाभिव्यक्तो यस्तिन्‌ विषये | सी अमिलाषामात्रसे अभिव्यक्त हुई 
भवति, सो5विहन्यमानः स्फुटी- | रे कामना जिस त्रिपयमें होती है 


वह उससे आहत न होकर स्फुट 
। क्रतुनोमा- 
दो ऋतुत्वमापचते कि होनेपर क्रतुरूप हो जाती है | 'ऋतु' 
ध्यवसाथो निश्चयों यदनन्तरा 


कद अध्यवसाय अर्थात्‌ निथयको कहते हैं, 
क्रिया प्रवतेते । जिसके पीछे क्रियाकी प्रवृत्ति होती है | 

यह '्यत्कतुः होता है अर्थात्‌ 
कामनाके कायरूप जिस प्रकारके 
| ऋतुसे यह युक्त होता है, इस प्रकार 
यत्कतु्वति, तत्‌ कर्म कुरुते, यह जैसे क्रतुवालय होता है, वही 
कर्म करता है | इसका जिस विपय- 


5 ४ क्रतुस्तत्फलनिरत्तये (५ 

यहिषयः क्रतुस्तत् यह: हे लेकर बंता बता है डंसकी के 
योग्यं कम, तत्‌ कुरुते निर्वेतेयति, | सिद्ध करनेके लिये जो योग्य कर्म 

& होता है, उसीको करता है और 
यत्‌ कर्म छुरुते तदमिसम्पचते, जेसा कम करता है, वही अमिसम्पन्न 
तदीय॑ फलममिसम्पद्यते | तख्तात्‌ ; होता अर्थात्‌ उसीका फछ प्राप्त 
करता हैं। अतः इसके सर्वमयत्व 
संवंमयत्वेडस्य संसारित्वे च काम ' 5 


| ओर संसारित्वमि कामना ही कारण , 
एव हेतुरिति ॥ ५॥ [है॥ ५॥ 


56 32 
कामनताके अनुसार शुभाशुन गाति तथा निष्काम बद्नज्ञके मोक्षका निरूपण 


तदेष शछोको भवति | तदेव सक्तः सह कर्मणेति 
लिड्ं मनो यत्र निषक्तमस्थ । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य 
यत्किश्वेह करोत्ययम्‌ | तस्माछ्ोकात्‌ पुनरेत्यस्मे छोकाय 
कमंण इति न्ु॒ कामयमानोःथाकामयसानो यो($कामो 








यत्कतुरभवति यादकामकार्येण 





क्रतुता यथारुपः क्रतुरय साध्य 


१०४८ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्पि: पक, व्याई(>: 220 नए २० व्यॉप- ८ वर #? 2४ नर 22% वन्य: 23%, व्य्ट पक, व्यास पैक न्याए+त0 पक, न्या्ट>- 2 नर्ट 7, 


निष्काम आपघप्तकाम आत्मकामी न तस्य प्राणा उत्क्रामन्ति 


कप 

ब्रह्मेव सन्‌ वह्याप्पेति ॥ ६॥ 
उस विपयमें यह मन्त्र हैं--उसका लिद्न अर्थात्‌ मन जिसमें अत्यन्त 

आसक्त होता है, उसी फठ्को यह सामिलाप होकर कर्मके सहित प्राप्त 
करता है | इस लोकमें यह जो कुछ करता है, उस कर्मका फल प्राप्त कर 
उस लोकसे कर्म करनेके लिये पुन इस लोकमें आ जाता है, अव्य ही 
कामना करनेवाला पुरुष ही ऐसा करता है। अब जो कामना न करनेत्राढा 
पुरुष है [ उसके विषयमें कहते है ]|-जो अकाम, निष्काम, आप्तकाम 
और आत्मकाम होता है, उसके ग्राणोका उत्क्मण नहीं होता, वह ब्रह्म 
ही रहकर त्रह्मको प्राप्त होता है || ६ ॥| 

तत्तसिन्न्थे. एप शोको ' 

७३ कप ७ को 6७ 
मन्त्रोषपि सवति । तदेवेति तदेव 
गच्छति, सक्त आसक्तर्त्रोड्भता- 


तत्‌--उस विप्रयमें यह शोक 
अर्थात्‌ मन्त्र भी हैं | तदेवैति-उसी- 
को जाता है, सक्त-आसक्त होकर 
अर्थात्‌ उसमे अपनी अभिलाषा प्रकट 


मिलापः सन्नित्यर्थः, कथमेति १ , 


सह कर्मणा यत्‌ कम फलासक्तः 
सन्नकरोत्तेन करमणा सहैब तदेति 
तत्‌ फलमेति | कि तत्‌ १ लिछ्ठं 
मनः--मनःप्रधानल्वालिड्गस्य 
मनो लिड्रमित्युच्यते | 

अथ वा लिड्डयते5्वगम्यते- 


5वृगच्छति येन तह्िद्“ं तन्‍्मनो 


यत्र यसिल्निषक्त निश्चयेन सक्त- 


कर, किस प्रकार जाता है * कर्मके 
सहित अर्थात्‌ जिस कमेको उसने 
फलासक्त होकर किया था, उस 
कर्मके सहित ही वह उसके फल्के 
प्रति जाता है | वह ( जानेवाला ) 
कौन है? लिड्व-मन, लिट्ठदेह मन - 
प्रधान है, इसलिये मनको “लिल्ठ? 
ऐसा कहा जाता है। 


अथवा जिसके द्वारा छिड्नन-- 


अवगम होता है अर्थात्‌ जिससे 
साक्षी जानता है, उसे लि्ठ कहते 


हैं, इस ससारीका वह मन जिसमें 
निषक्त-निश्चयपूवक सक्त अर्थात्‌ 


ब्राह्मण ४ ] 


शाहरमाप्याथथ 


१०४९ 


ब्यॉ्पटव७, बर्फ, ब्ञप्िस०, बार्पि बॉस? क, न 3० वयरसि2०- काएट2 ब्या ८22० "५4 च्यरई 3, नव 2 


मुद्भतामिलापमस संसारिणः, 
तदमिलापो हि तत्‌ कमे कृत- 
वानू, तसात्तन्मनोडसिपद्भवशा- 
देवाय तेन कर्मणा तत्फल- 
प्राप्तिः। तेनेतत्‌ सिद्ध भवति, काम 
मूल संसारस्येति। अत उच्छिन- 
कामस्य विद्यमानान्यपि कर्माणि 
च्रह्मविदो वन्ध्याप्रसवानि 
भवन्ति; “पर्याप्कामस कृता- 
त्मनश्ष इहेच सर्वे प्रविलीयन्ति 
कामा[।! (मु०3० ३३ २।२) 
इति श्रुतेः । 

किश्व ग्राप्यान्तं कमैणः-प्राप्य 
भुक्त्वा अन्तमवसान यावत्‌ कर्मण 
फलपरिसिमाप्ति इत्वेत्यर्थ;; कस 
कर्मणोःन्त प्राप्येत्युच्यते--तस्य 
यत्किश्व कर्मेहास्मिं्रोफे करोति 
निर्वेतेयत्ययम्‌, तस्य कर्मणः फरं 
शक्ल अन्त प्राप्य तस्माह्तोकात्‌ 
पुनरेत्यागच्छत्यस्म॑ लोकाय 
कर्मणे | अय्य॑ हि लोकः फमप्रधानः 


उद्धूतामिछाष होता है यानी अपनी 
अभिलाषा प्रकट करता है; उस 
अमिलाषासे युक्त होकर ही उसने वह 
कर्म किया था, इससे अर्थात्‌ उस 
चित्तकी आसक्तिके कारण ही इसे 
उस कर्मसे उस फलकी प्राप्ति हो 
जाती है | इससे यह सिद्ध होता 
है कि काम ही ससारका मूल है। 
अतः जिसकी कामना निवृत्त हो 
गयी है, उस ब्रह्मवेत्तेके विधमान 
कर्म भी वन्ध्याकी सन्‍तति हो जाते 
है; जेसा कि “आप्तकाम और शुद्ध- 
चित्त पुरुषकी सारी कामनाएँ यहीं 
लीन हो जाती हैं”? इस श्रुतिसे सिद्ध 
होता है 

तथा कर्मके अन्तको प्राप्त कर 
अर्थात्‌ जहाँतक कर्मका अन्त यानी 
अवसान हो वहॉतक उसे पाकर-- 
भोगकर यानी कर्मफलकी परिसमाप्ति 
करके; किस कर्मका अन्त पाकर ! 
सो बतछाया जाता है---इस छोकमें 
यह जो कुछ कर्म करता है उसका 
अर्थात्‌ उस कर्मका फल भोगकर-- 
उसका अन्त पाकर उस छोकसे, 
कर्म करनेके लिये, पुन; इस छोकमें 
आ जाता है | यह लोक ही कंम- 


१०५० 


बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्यॉर्टिटिप बयान 2 न 2: नम "का: 7-७० ८:2७ अर «०८२... (२:०५ “2० 302 22७ 


तेनाह-'कर्मणे! इति, पुनः कर्मे- । प्रधान है, इसीसे €ति कहती है-- 


करणाय | पुनः कर्म क्रृत्वा 
फलासड्ञवशात्‌ पुनर॒मु लोक॑ याती- 
त्येवस्‌ | इति नु एवं नु कामय- 
मानः संसरति। यसात्‌ कामयमान 
एवं संसरत्यय तसादका- 
मयमानों न क्चित्‌ संसरति । 

फलासक्तस्यथ हि गतिरुक्ता | 
अकामस्य हि क्रियानुपपत्तेरका- 
मयमानों मुच्यत एवं । कथ॑ पुनर- 
कामयमानों भवति ? योजकामो 
भवत्यसावकामयमान; । कथम- 
कामतेत्युच्यते--यो .निष्कामो 
यसान्निगंताः कामाः सोड्य॑ 
निष्कामः । कथं कामा निर्गच्छ- 
नति १ य आप्तकामो भवत्याप्ता। 
कामा येन स आप्तकामः | 


कथमाप्यन्ते कामाः ? आत्म- 


'कर्मण! अर्थात्‌ पुन. कर्म करनेके 
लिय | इसी प्रकार पुन कर्म करके 
कत्ग्सक्तिके कारण पुन परलकरमें 
जाता हैं | इस प्रकार जो कामना 
करनेवाला हैं. वह ससार-बन्बनको 
प्राप्त होता हैं | चूकि कामना करने- 
ब्रात्म ही उस प्रकार ससरित होता 
है, इसल्यि जो कामना करनेवाला 
नहीं है, तरह कभी ससार-वन्वनमें 
नहीं पडता | 


फलासक्तकी गति तो वतला दी 
गयी | किन्तु जो निष्काम है, उसकी 
क्रिया सम्मय न होनेके कारण 
कामना न करनेवाला पुरुष तो मुक्त 
ही हो जाता है । किन्तु जीव कामना 
न करनेवात्य केसे होता है *जो 
अकाम होता है, वही कामना न 
करनेवाला है | अकामता कैसे होती 
है, सो वतलाया जाता है---जो 
निष्काम है अर्थात्‌ जिससे कामनाएँ 
निकल गयी हैं, वह पुरुष निष्काम 
कहलाता है | कामनाएँ किस प्रकार 
निकल जाती हैं ? जो आप्तकाम होता 
है अर्थात्‌ जिसने सत्र कामनाओंको 
प्राप्त कर लिया होता है, वह आप्तकाम 
है [ उसकी कामनाएँ नहीं रहती ] | 


कामनाओंकी प्राप्ति केसे होती 


ब्राह्मण ४ | 


शाइर्माष्याथ 


श्०्णर 


बरस. ब्का सिर, पलट बयरसकि 22 नगर न्य्टिनियेक चई<नि 2 ब्कॉकीपक च्कॉर् कप चिट पक: चिपक अप 


कामत्वेन । यस्‍स्यात्मेव नान्‍्य 
कामयितव्यों. वस्ल्वन्तरभृतः 
पदार्थों भवति | आत्मेवानस्त- 
रोष्वाह्यः कृत; प्रज्ञानधन एक- 
रसः, नोध्वे न तियेड नाध आत्म- 
नोउन्यत्‌ कामयितव्य॑ वस्ट्वस्तरम्‌ । 
यस्य सबमात्मेबामूत्‌ तत्केन क॑ 
पर्येच्छणुयान्मन्वीत विजानीया- 
द्वा, एवं विजानन्‌ क॑ कामयेत । 
ज्ञायमानो हन्यत्वेत पदाथेः 
कामयितिज्यों भवति, न चासा- 
वन्यो त्रह्मविद आप्तकामस्यास्ति | 
ये एवात्मकामतया आप्तकामः से 
निष्कामो5कासो5कामयमानश्रेति 
मुच्यते | न हि यस्थ आत्मेव सर्व 
भवति, तख्यानात्मा कामयितव्यो- 
5सति । अनात्मा चान्यः कामयि- 
तन्यः सर्वे चात्मेवासूदिति वि- 
प्रतिपिद्म । सर्वात्मदर्शिनः का 


है * आपकाम होनेसे । जिसकी 
कामनाका विषय आत्मा ही होता है 


| कोई अन्य वस्तुरूप पदाथे नहीं 


होता | आत्मा ही अन्तर-बाह्यरहित, 
पूर्ण प्रज्ञाघन और एकरस है; 
आत्मासे भिन्न कामनाके योग्य कोई 
अन्य वस्तु न ऊपर है, न इधर-उधर 
है और न नीचे है । जिसके लिये 
सब आत्मा ही हो गया है, वह 
किसके द्वारा किसे देखे, सुने,मनन करे 
अथवा जाने * इस प्रकार जाननेवाढा 
किसकी कामना करे। जो पदाथे 
अन्यरूपसे जाना जाता है, वही 
कामनाके योग्य होता है और यह 
अन्य पदार्थ आप्तकाम बद्यवेत्ताकी 
दइश्टिमें है नहीं | अतः जो भी आत्म- 
काम होनेके कारण आप्तकाम होता है, 
वही निष्काम, अकाम और कामना 
न करनेवाला भी है; इसलिये मुक्त 
हो जाता है | जिसके लिये सब कुछ 
आत्मा ही हो जाता है, उसके लिये 
कामनाके योग्य कोई अनात्मा नहीं 
रहता । कोई दूसरा कामनाके योग्य 
अनात्मा भी रहे और सब कुछ आत्मा 
भी हो गया--ऐसा कथन तो 


| विपरीत ही है | अत: सर्वात्मदर्शाके 


लिये कामनाके योग्य वस्तुका अभाव 


मयितव्यामावात्‌ कर्मानुपपत्तिः । | हो जानेके कारण कर्म सम्भव नहीं है | 


१ण्ष्र चृहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बर्ब<म पर. (८2:७0. बाप: 20. एरिट ७० ब्य्टिन फन नए 724. बह ८22७, व सपने न (नए पक बट 222० २७५०७ 
ये तु प्रत्यवायपरिहारा् कर्म | जो छोग प्रत्यवायकी निद्वत्तिके 
६ लो लिये ब्ह्मवेत्ताके भी कर्मकी कन्पना 

कल्पयन्ति त्रह्मविदोषपि, तेपां | __ 2 20 कक 
हि हर] करते हैं, उनके लिये सब आत 
नात्मैव सर्वे भवति; प्रत्यवायस्य | ह नहीं होता, क्योंकि प्रत्यत्राय तो 
जिहासितव्यस्यआत्मनो5न्यस्थ | आत्मासे भिन्न कोई अन्य त्यागने 

८ चाशनाया । यो पदा र्थ छ् 
अभिप्रेतत्वात्‌ | येन चाशनाया-, ही माना गया हैं। 
धतीतो नित्य . ब्रह्मत्ता तो हम उसे कहते है, जिसने 
चतीतो नित्य प्रत्यवायासम्बद्धों | आत्माको क्षुवादिसि अतीत और 
विदित आत्मा, त॑ं वय॑ त्रह्मविद॑ | प्रत्यवायसे असम्बद्ध जाना है। वह 
मेक अगमामियिती सर्वदा क्षुतादेसि अतीत आत्माको 

म। । नित्यमेव अशनायाद्यती- 8 

ग ; है न | ही देखता है | क्योंकि जो आत्मासे 
तमात्मानं॑ पश्यति । यसाच्र | भिन्न किसी हेय या उपादेय वस्तुको 


जिहासितव्यमन्यमुपादेय॑ वा यो । नहीं देखता उससे कर्मका सम्बन्ध 


न पच्यति, तस्य कम न शकक्‍्यत 
एव सम्बन्धुम्‌; यस्त्वत्रह्मवित्तस्य 
भवत्येव प्रत्यवायपरिहाराथ कर्मे- 
ति न विरोधः। अतः कामामावा- 
दकामयमानों न जायते, सुच्यत 
एव । 

तस्येवमकामयमानस्थ कमोमावे 
गमनकारणाभावात्‌ प्राणा वागा- 


दय।, नोत्क्रामन्ति नोध्वे क्रामन्ति 


देहातू | स च विद्वानाप्तकाम 





| होना सम्भच्र ही नहीं है, जो ब्रह्म- 

वेत्ता नहीं है, उसीको प्रत्यवायकी 
निवृत्तिके लिये कर्मकी आवश्यकता 
है, इसलिये इसमें कोई विरोध नहीं 
है | अत, कामनाका अभाव होनेके 
कारण कामना न करनेवाला पुरुष 
जन्म नहीं लेता, वह मुक्त ही हो 
जाता है | 


इस प्रकार कामना न करनेवाले 
उस पुरुषके कर्मोका अभाव हो जाने- 


के कारण गमनका कोई कारण न 


रहनेसे उसके वागादि प्राण उत्क्रमण 
नहीं करते-देहसे ऊपरकी ओर 
नहीं जाते। और आत्मकामताके 
कारण आप्तकाम हुआ वह विद्वान्‌ 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरसाष्याथे 


१०५३ 


ब्कॉ्: फ बय पे: चईए2स्‍%, व्क सी2८ नर: ब्यॉपि)०- पट बाप प- कार: कई ५2० व्यास: पक व्याई 272 


आत्मकामत्येहैय ऋक्ममूतः । सर्वा- 
स्मनो हि. ब्रह्मणो दृथ्टान्तत्वेन 
प्रदर्शितमेतद्रूपम्‌-“तद्गा अस्यैत- 
दाप्तकाममात्मकाससकार्म रूपस! 
(बृ० 3० ४। ३। २१ ) इति। 
तस्थ॒ हि दा्टीन्तिकभूतोडयमथ 
उपसंहियतेड्थाकामयमान इत्या- 
दिना। 


से कथमेवम्भूतों मुच्यत इत्यु- 
च्यते--यो हि सुपुप्तावस्थमिव 
निविशेषमद्वेतमल॒प्तचिद्ृपज्योतिः- 
खमावमात्मानं पश्यति, तस्यैवा- 
कामयमानस्थ कर्मामावे गमन- 
कारणाभावात्‌ प्राणा वागादयो नो- 
त्क्रामन्ति | किन्तु विद्वान्‌ स इहैव 
ब्रह्म, यद्यापि देहवानिव लक्ष्यते, 
स त्रह्मव सन्‌ त्रह्माप्येति | यसान्न 
हि. तस्यात्नह्मत्वपरिच्छेदहेतवः 
काम; सन्ति, तसादिहेव ब्रह्मेव 


सन्‌ त्रह्माप्येति न शरीरपातोत्तर- 
कालम्‌ । 


यहीं तह्ममूत हो जाता है। “वह 
यह निश्चय ही इसका आप्तकाम, 
आत्मकाम और अकामरूप है” इस 
प्रकार यह दृष्टान्तरूपसे उस ब्रह्मका 
ही रूप दिखाया गया है। “अथा- 
कामयमान.” इत्यादि वाक्यसे यह 
उसीके दार्शन्तिकमूत अर्थका उप- 
संहार किया गया है । 


वह इस प्रकारका साधक किस 
प्रकार मुक्त होता है. ? सो कहा 
जाता है--जो सुषृत्ति-अवस्थामें स्थितकी 
भोंति निर्विशेष, अद्वेत, अदुप्तचिद्रप- 
ज्योतिःखरूप आत्माको देखता है, उस 
कामना न करनेवाले पुरुषके कर्मो- 
का अभाव हो जानेके कारण गमनका 
कोई कारण न रहनेसे उसके वागादि 
प्राण उत्क्रमण नहीं करते । किन्तु 
वह विद्वान्‌ यहां ब्रह्मरूप हो जाता 
है, यद्यपि वह देहवान-सा दिखायी 
देता है, किन्तु वह ब्रह्म ही रहकर 
ब्रह्मको ग्राप्त होता है। क्योंकि 
उसके अश्नह्मलके परिच्छेदकी हेतुभूता 
कामनाएँ नहीं रहतीं, इसलिये वह 
यहीं त्रह्न ही रहकर ब्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है, शरीरपातके पश्चात्‌ नहीं। 


श्ग्ण्2 बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
2.2... पर: एप ब्रेन 22 नि १४७. बक२:22 “हट: "पी 3-7७. नई :.:७० ब्यि 

न हि विदुपों मृतस्य भावान्त-. मरे हुए विद्वानको भावान्‍्तग्की 
मोक्षख मावान्तर- रापत्तिजीवतो5उन्यो , भांति नहीं होती अर्थात्‌ उसका 

॥ “दहोन्लरो जीविताबसथासे भिन्न भाव नहीं 
है मात्रा दहारतर | होता, देहान्तरका सग्रोग न होनेसे 
प्रतिसन्धानाभावमात्रेणव. तु | ही बह ब्रह्मको प्राप्त होता है? ऐसा 
त्रह्माप्येतीत्युच्यते । भावान्तरा- | कहा जाता है। यदि मोक्ष कोई 


त्वप्रतिपेष 


पत्तों हि मोक्ष सर्वोपनिपह्िव- 
क्षितोईषथे आत्मेकत्वाख्यः स 
वाधितों भवेत्‌, कर्महेतुकश्न 
मोक्ष ग्राप्मोति, न ज्ञाननिमित्त 
इति। स चानिष्टः, अनित्यत्व॑ 
च मोक्षस्य प्राप्मोति, न हि 
क्रियानिदृत्तो्थों नित्यो दृ्ट;। 
नित्यश्न मोक्षोउ्स्युपगम्पते, 
“एप नित्यो सहिमा!! ( दृ० उ० 
४। ४। २३ ) इति मन्त्रवर्णात्‌। 


न च खाभाविकात्‌ खमावाद- 


न्यज्नित्य॑ कल्पयितु' शक्यम्‌ । 


खामाविकश्रेदग्न्युण्णवदात्मनः 


खभावः, स न शक्यते पुरुपव्या- 


भावान्तरप्राप्ति मानी जाय तो सम्पूर्ण 
उपनिपद्का विव्क्षित जो आत्मेक््यरूप 
सिद्धान्त है,बह बाधित हो जायगा, तथा 
मोक्ष कर्मनिमित्तक हो जायगा, ज्ञान- 
निमित्तक नहीं रहेगा | और यह इृष्ट 
नहीं है, क्‍योंकि इससे मोक्षकी 
अनित्यता भी प्राप्त होती है, कर्मसे 
निप्पन्न होनेवाला पदार्थ नित्य नहीं 
देखा गया। और मोक्ष तो नित्य 
ही माना गया है, जेसा कि यह 
“ब्राह्मणकी नित्य महिमा है? इस 
मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 

इसके सिवा खाभाविक (अक्ृत्रिम) 
खरूपसे मित्र कोई अन्य पदार्थ 
नित्य है---ऐसी कल्पना नहीं की 
जा सकती | यदि अभम्निके उप्णलके 
समान मोक्ष आत्माका खाभावत्रिक 
खरूप है तो उसके विपयमें यह नहीं 


| कहा जा सकता कि वह पुरुषके 
| व्यापारद्दारा पीछेसे होनेवाला है । 
। अम्निका उप्णत्व या प्रकाश भी 
अम्निके व्यापारके पीछे होनेवाला 
रानन्तरानुभावी । अग्निव्यापारा- | नहीं है। वह अम्रिके व्यापारके पीछे 


पारानुमावीति वक्‍तुम्‌ | न 


हग्रेरोष्ण्यं प्रकाशो वाप्िव्यापा- 


ब्राह्मण ४ ] शाप्रभाष्याथे श्ण्णड 
ब्य ७. "कई से क- व्याट एन 2/० चर फक चाट कर "के 2)4 «20 "पक व्यय: फेक नई 2७ चर से. "हर्ट न फ 
नुभावी खामाविकश्वेति विप्रति-  होनेवाला है और खाभाविक भी 
पिद्टम्‌ । है-ऐसा कहना तो विरुद्ध है। 


ज्यलनव्यापारानुभावित्वम्‌. यदि कहो कि अभ्निक्रे उप्णत्व 
और प्रकाशका ज्वल्नव्यापारके पीछे 
उष्णप्रकाशयोरिति चेन्न, अन्यो- ' शत तो सिद्ध होता ही है--तो 


पलन्धिव्यवधानापगमामिव्य- . ' हैं भी ठीक नहीं, क्योंकि वह तो 

दूसरेकी उपलब्धिके व्यववानकी 
क्त्पपेक्षचात्‌ । ज्वलनादिपूवक- लिव्ृत्तिकी अभिव्यक्तिकी अपेक्षासे 
मप्निः उप्णप्रकाशगुणाम्यामभि- + * उ्नादि व्यापास्पू्वक जो 

अग्नि अपने उप्ण और प्रकाशगुणोके 
व्यज्यते त्नाग्त्यपेक्षया, कि सहित अभिव्यक्त होता है, वह 
अम्निकी अपेक्षासे नहीं है, तो फिर 
क्या बात है *-अग्निक्रे उपष्णत्व 
व्यवहिती, कस्मचिद्‌ रुष्टया | और प्रकाशरूप धर्म दूसरेकी इृष्टिसे 
व्यत्रहित (ओझल) है अर्थात्‌ 
किसीकी इष्टिसे असम्त्रद्ध हैं, अत 
व्यवधानापगमे ््टेरमिव्यज्येते। | ज्वल्नकी अपेक्षासे इष्टिके उस 

व्यत्रधानकी निवृत्ति होनेपर बे 
तदपेश्षया आन्तिरुपजायते-- | व्यक्त हो जाते हैं। इसीसे यह 
ज्यलनपूर्वकावेतों उष्णप्रकाशो | भ्रान्ति हो जाती है कि ये उप्णत्व 


मा और ग्रकाश-धर्म ज्यलनपूर्वक उत्पन्न 
थमा जातावाते | हुए हैं । 


यद्युप्णप्रकाशयोरपि खाभावि- ... यदि उप्णत्व और प्रकाश भी अग्नि- 
के खाभात्रिक धर्म नहीं हैं तो जो 
फेत न सातू | यः खाभाविको- | भी अग्निका खाभाविक धर्म हो हम 


# आगे इसी वाक्यकी व्याख्या की जाती है । 


तहान्यच्प्टेसप्ेरौष्ण्पप्रकाशों धर्मों ' 


त्वसम्वध्यमानों, ज्यलनापेक्षया 





१०५६ 


चृहद्ारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बे; कई >220.. बह 2७- ब्य >7 ४ "कट न2७०. न न? ७७- व न? पक नि ४७- नर 4७ "कई: -०० नव >-2 नव >> पे 
अम्रेधमः, तमुदाहरिष्यामः । न च | उसीको इसमें उदाहरण देंगे । 


[पी ए आप 
खाभावषकीा धर्म एव नासत पद ! नहीं--ऐसा तो कहा ही नहीं जा 


! सकता । वेडियोंके टूटनेके समान 


थोनामिति शकयं वक्‍तुस्‌ ; न च 
निगडभड्भ इवामावभूतो मोक्षो 
वन्धननिद्ृत्तिरुपपदच्चते, परमा- 
त्मेकत्वाभ्युपगमात्‌ “एकमेवा- 
हद्वितीयम!! (छा० उ०६॥२। १) 
इति श्रुतेए। न चान्यो बद्धोउस्ति, 
यस्य निगडनिवृत्तिवद्‌ू वन्धन- 
निवृत्तिमेक्ष: स्थात्‌ । परमात्सव्य- 
तिरेकेणान्यस्थाभाव॑ विस्तरेणा- 
वादिष्म | तसादविद्यानिदृत्तिमात्रे 
मोक्षव्यवहार इति चाबोचाम | 
यथा रज्ज्वादों सर्पांधज्ञाननिवृत्तो 
सपादिनिद्वत्ति: । 

येष्प्याचक्षते मोक्षे विज्ञानान्त- 


पदार्थोका खाभाविक धर्म है ही 


मोक्ष भी बन्धननिवृत्तिरूप अभावमय 
धर्म है--ऐसा कहना भी उचित 
' नहीं है, क्योंकि “एक द्वी अद्वितीय 
ब्रह्म है? इस श्रुतिकि अनुसार 
' परमात्माकी एकता खीकार की गयी 
है । परमात्मासे भिन्न कोई दूसरा 
' बद्ध है नहीं, जिसकी वेडियोके 
दृटनेके समान बन्धननिवृत्तिरूप 
मुक्ति हो | परमात्मासे भिन्न किसी 
' अन्य वस्तुका अभाव हम पहले 
, विस्तारसे बतला चुके हैं । अतः 
, अविद्याकी निदृत्तिमात्रसे ही मोक्ष- 
व्यवहार होता है--ऐसा हमारा 
कथन है, जिस प्रकार कि रख्जु 
आदिम सर्पादिके अज्ञानकी निदृत्ति 
होनेपर सर्पादिकी भी निद्वत्ति हो 
जाती है। 


जो छोग ऐसा कहते हैं कि 
मोक्षमें किसी विज्ञानान्तर या 


|] 
| 





रमानन्दान्तरं चामिव्यज्यत इति | आतन्दान्तरकी अभिव्यक्ति होती है, 


तैवक्तव्यो5भिव्यक्तिशब्दार्थ: । उन्हे “अभिव्यक्ति! शब्दका अर्थ 
बतलाना चाहिये | यदि छोकिकी 


यदि तावछोकिक्येव उपलब्धि- | उपलब्धि अर्थात्‌ विषयव्यातति ही 


ब्राह्मण ४ ] शाहरभाष्याथे १००७ 
बईएित ०... कार) आन - रस: ब्यापिि नई ८2: हर: नव. कर नी फ्र नई 720 व्क्टय 7-2७. नकद: 
विंपयव्याप्तिरमिव्यक्तिशब्दाथे;, | 'अभिव्यक्ति! शब्दका अर्थ है तो यह 
ि ... | बतलाना चाहिये कि विधमान सुखकी 
ततो वक्तव्य कि विधमानमम्ि- | अभिव्यक्ति होती है या अवियमानकी ? 
व्यज्यतेजविद्यमानमिति वा ? | यदि कहे विधमान सुखकी अभि- 
विद्यमानं चेद्‌ यस्थ॒मुक्तस्य | क्ति होती है तो मिस्र मुक्तके 

प्रति उस विद्यमान सुखकी अभिव्यक्ति 
तदभिव्यज्यते तख्यात्मभूतमेव होती है, उसका तो वह आत्मखरूप 
तदिति, उपलब्धिव्यवधानानुप- | ही है, अतः नित्याभिव्यक्त होनेसे 





पत्तेर्नित्याभिव्यक्तत्वान्मुक्तसा- उसकी उपलब्धिमें कोई व्यववान न 

मी हो सकनेके कारण बह मुक्तको 
ज शत वशपवचन- | अभिव्यक्त होता हैं--ऐसा विशेष 

मन्थकम्‌ । वचन कहना न्य्य ही है । 


अथ कदाचिदेवाभिव्यज्यते, , और यदि वह कभी-कभी ही 


े ,. | अभिव्यक्त होता है तो उसकी 
उपलब्धिन्यवधानादनात्मभूतत त-  उपलब्धिमें व्यवधान रहनेके कारण 


दिति, अन्यतोउमिव्यक्तिग्सद्धः | | है. तोत्ममत है, तत्र तो उसकी 

दूसरे (साथन ) से अभिव्यक्ति 

तथा चामिव्यक्तिसाधनापेक्षता | . हैनैका प्रसन्न उपखित होता है 

पे और इस प्रकार अभिव्यक्तिके सावन- 

उपलब्धिसमानाश्रयत्वे तु व्यव- की भी अपेक्षा हो जाती हैं | यदि 

उपलब्चिसमानाश्रयत्व माना जाय# 

तो व्यववानकी कल्पना न हो सकने- 

व्यक्तिर्नभिव्यक्तिवा | न्‌ स्व- के कारण या तो उसकी सबंदा अभि- 

व्यक्ति ही होगी या अनभिव्यक्ति ही । 

न्तरालकत्पनायां प्रमाणमस्ति | न | इन दोनोंके ब्रीचकी कल्पनामें कोई 
सी कक व 54 कक + 0 हि 0, 0 # 2 हम 

# अयथांत्‌ उपलब्धि ओर उपलब्धिके विपय विजान एवं आनन्द--इन 


दोनोंका एक आत्मा ही आश्रय है-ऐसा माना जाय । 
वृ० उ० १३३--१३४-- 


धानकर्पनानुपपत्ते: सर्वदाभि- क्‍ 





१०५८ बृहदारण्यकफोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बर्थ बम... बर्प मप्र बट? बा पक नई पक "कट -:0क्‍७-- "कई 2:0० नयी 3क नि. 
च समानाश्रयाणामेकस्यात्ममृता- ; प्रमाण नहीं है | एक ही आश्रयवाले 
अर्थात्‌ एकहीके आत्मम्रत वर्मोका 
परस्पर विपय-विपयिभाण होना सम्मप्र 
त्वं सम्मवति । नहीं है । 
विज्ञानसुखयोश्व प्रागभिव्य- पूर्व ०-विज्ञान और आनन्द्रकी 
आत्मनो वन्धमोक्ष- क्तेड संसारित्वम्‌ , अभिव्यत्तिसे पूरे जिसका संसारित्व 
विचा अभिव्यक्त्युत्तर- ओर अमभिव्यक्तिके पश्चात्‌ मुक्तत्व 
काल च युक्तत्व॑ यस्स-सोउन्यः वरतलाया जाता हैं, वह अत्यन्त 
परसान्नित्याभिव्यक्तनज्ञानख- .. विलक्षण होनेके कारण नित्याभिव्यक्त- 
रूपादत्यन्तवैलक्षण्यात्‌ु, शीत्य- ' ज्ञानखरूप परमात्मासे मित्र है, जेंसे 
मिवोष्ण्यात्‌ ; | उष्णतासे जीतलता | 


नां धर्माणामितरेतरविपयविपयि- , 


धिद्धान्ती-इस प्रकार परमात्मासे 


' मेदकी कल्पना करनेमें तो वैदिक 
दिकः कृतान्तः परित्यक्तः सात्‌ | | सिद्धान्तका परित्याग हो जाता है । 


मोक्षस्य इृदानीमिव निर्विशे- | _ शरई०-यदि इस समयके समान 
मोक्षकी कोई विशेषता न मानी 
जायगी तो उसके लिये अधिक प्रयत्न 
करना सम्मत्र नहीं होगा तथा 
हि शाद्नकी ब्यर्थता भी प्राप्त होगी-यदि 
शास्रवेयथ्ये च प्रामोतीति चेत्‌ ! | ऐसा कहें तो ! 
न, अविद्याश्रमापोहाथत्वात्‌; |. घिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि अविद्यारूप भ्रमकी निवृत्तिके 
| लिये होनेके कारण उनकी सार्थकता 
पो5स्ति, आत्मनो नित्येकरूपत्वा- | है | परमार्थत मुक्तत्व और अमुक्तत्व- 
ह में कोई भेद नहीं है, क्योंकि आत्मा 
व; किन्तु तड़िषया अविद्या सवंदा एकरूप ही है । किन्तु शात्र- 
अपोह्ते शास्घोपदेशजनितविज्ञा- | जनित विज्ञानसे तद्दिषयक अज्ञानका 


परमात्मभेदकल्पनायां च बे- 


पत्वे_ तदथोधिकयल्ानुपपत्तिः 


न हि वस्तुतो मुक्तामुक्तत्वविशे- 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरमभाष्याथ 


१०० 


बिक करे ब्र्टििय कॉफी बार पिटक्‍ बाए 22७. बाप बने: बा 2क्‍0- "कान: न्यर्ड< ८22 


नेन; प्राक्तदुपदेशग्राप्तेस्तदर्थश्व | नाश होता है और उस शाल्बोपदेश- 


प्रयत्ञ उपपद्यत एवं । 


अविद्यावतो5विद्या निवृत््यनि- 
वृत्तिक्तों. विशेष आत्मनः 
स्थादिति चेत ! 


न, अविद्याकल्पनाविषयत्वा- 
भ्युपगमातू, रज्जूपरशुक्तिका- 
गगनानां सर्पोदकरजतमलिनत्वा- 


दिवददोष इत्यवोचाम | 


तिमिरातिमिरदृष्विदविद्या- 
केत्वाकर्दृत्वकृत आत्मनो वि- 
शेषः स्थादिति चेत्‌ ! 

न, “ध्यायतीव लेलायतीव”! 
इति खतो5पिद्याकतृत्वस्थ प्रति- 
षिड़्तवातू; अनेकव्यापारसंनि- 


के प्रात होनेसे पहले उसके लिये 
प्रयज्ष करना भी उचित ही है | 


पूर्व ०--अविद्यावानू_ आत्माका 
अविद्याकी निव्ृत्ति एवं अनिबृत्तिके 
कारण रहनेवाला मेद तो रहेगा ही ! 


सिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि आत्मा- 
को अविद्याजनित कल्पनाका विषय 
माना गया है; इसलिये रज्जु, ऊसर, 
शुक्ति और आकाशमें भासनेवाले 
सर्प, जल, रजत और माहिन्यसे 
जेसे उनमें कोई दोष नहीं आता, 
उसी प्रकार आत्मामें भी अविद्या- 
जनित कन्पनासे कोई दोष नहीं आ 
सकता--ऐसा हम कह चुके हैं । 


पूर्व ०-तिमिर-रोगयुक्त और तिमिर- 
रोगमुक्त दइृष्टिसे जेसे चन्द्रमाका भेद 
प्रतीत होता हैं, वेसे ही अविया- 
के कर्ता और अकर्ता होनेसे आत्मामें 
भी भेंद हो जायगा ! 


पिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि “घ्यान- 
सा करता है, चश्चल-सा होता है”? 
इस श्रुतिद्वारा खय॑ आत्माके अविद्या- 
कर्ता होनेका निषेध किया गया है। 
इसके सित्रा अविद्यारूप श्रम तो 


पातजनितत्वा्च अविद्याश्रमस्य; | अनेक व्यापारोंके मेल्से उत्पन्न होता 


१०६० बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बरस ब्यरिटफ बरट ये क बिक, नया ० क्‍2 बज २2७०... -*<>2:0.. नर +-27% बक्से. बर्ट ०-2० न्यर्ट 7७ 
विपयत्वोपपत्तेश्; यस्थ॒ च अ- | हैं तथा वह आत्माका विषय भी हैं। 

अत जिसके द्वारा आयद्यारूप भ्रम 
विद्याश्रपां घटादिवदू वरविक्ता | घटादिके समान प्रत्यक्षनया ग्रहण 

क्या जाता है, वह अविद्यास्दप 
गृहमते, स न अविद्याश्रमवान्‌ । | भ्रमब्राला नहीं हो सकता । 


प्रो । प्‌ न्नप तर जानवा द्र द्रः 
'अहं न जाने मुग्धोसि' इति | /०- नहा जानता, मूड | 
ऐसा अनुभच देखा जान॑के कारण 


ए दवविद्या्रमवच्मेवेति ०८० कक 
अत्ययदशनादावद्याश्रमव॒र तो आत्मा अग्रिद्यारूप श्रमत्राढ्ा ही 


चेत्‌ ! ' सिद्ध होता है ! 
पिद्धान्ती-ऐसी वात नहीं है, 
क्योंकि उस अनुभवका भी प्रथक 
न हि यो यस्थ विवेकेन ग्रहीता, करके ग्रहण होता हैं और जो 
जिसका प्रथक करके ग्रहण करने- 
स तसिन्‌ भ्रान्त इत्युच्यते; तस्य च ॒ब्ाढ्ा है, वह उसमें श्रान्त है--ऐसा 
विवेकग्रहणम्‌, तसिन्नेव च' हा नहीं जा सकता | उसीका तो 
पृथक्‌ करके ग्रहण होता है और 
अ्रमः-इति विम्नतिपिद्धमू; न , उसीमें श्रान्ति है---ऐसा कहना तो 
| विरुद्ध है । 'मैं नहीं जानता, मुग्ध 
| हूँ यह अनुभव दिखायी देता है-- 
ब्रवीषि--तदशिनश्थ॒ अज्ञानं | ऐसा तुम कहते हो और ऐसा भी 


अमल हर ८ | कहते हो कि उसे देखनेबालेकी 
सुग्धरूपता चश्यत इति च-तद॒शे- , ,ज्ञान एव मुग्धरूपता देखी जाती 


नस्य विपयो भवति, कर्मतामाप- उसी अ्रकार तो वे अज्ञानादि 
् 5 56:५५... ४ कपल विषय अथात्‌ कर्मरूपताकों 
चत शत | तत्‌ कथ कर्मभूतत सत्‌ | प्राप्त हो जाते हैं। तव कर्ममूत 


हपदशिविशेषणम्‌ होकर वे अज्ञान और मुग्बता कर्त॑- 
कठेख अज्ञान- ला 
४ खरूप साक्षीके विशेषण किस प्रकार 


मुग्धते स्थाताम्‌ ? अथ दशिवि- | हो सकते हैं * और यदि वे साक्षीके 





न, तस्थापि विवेकग्रहणात्‌ ; | 


जाने मुग्धोष्सीति च्श्यते इति 


च्राह्मण ४ ] शाप्ररभाष्यार्थ १०६१ 
ब्व्टन2 न्वयप- 0५, नव: 22७ नए: ब्ए-23- ब्य.म22०- व्य>क्‍0, बय((+:2७, व्य(+:22ल्‍७- कप: 229. ब्क+८) कट्-:2 
शेपणत्व॑ तयोः, कथ॑ कर्म स्या- | बिशेषण हैं तो वे उसके कर्म कैसे 
ताम्‌-दशिना व्याप्येते ! कर्म हो सकते है अर्थात्‌ साक्षीसे व्याप्त 


हि के क्रियया व्याप्यमानं सवति; | 
अन्यच्च व्याप्यम्‌, अन्यद्‌ व्याप- ' 
कम्‌: न तेनेच तद व्याप्यते; / 
चंद कथमेवं सति, अज्ञान- 
मुग्धते इशिविशेषणे स्थाताम्‌ ९ 
न॒चाज्ञानविवेकदर्शी अज्ञान- 
मात्ममः. कर्मसृतमुपलभमान 
उपलब्धधमंत्वेन गृद्माति--शरीरे 
काश्यरूपादिवत्‌ , तथा । 


सुखदुःखेच्छाप्रयत्मादीन सर्चों 
लोको गृह्नातीति चेत्‌ ! 

तथापि ग्रहीतुर्लोकस्प विवि- 
क्ततैवाभ्युपगता स्यात्‌ । 'न 
जाने5हं द॒क्तं मुग्ध एव! इति 
चेद्‌ भवत्वज्ञो मुग्धः, यस्तु 
एवंदर्शी, तं ज्ञम्‌ अमुग्ध॑प्रति- 
जानीमहे वयम्‌ | तथा व्यासेनो- 


क्तम्‌-- इच्छादि कृत्स्न॑ क्षेत्र क्षेत्री 


कैसे होंगे * कर्म तो कर्ताकी क्रियासे 
व्याप्त होनेबाला होता है तथा ब्याप्य 
दूसरा होता है और व्यापक दूसरा; 
वह उसीसे व्याप्त नहीं होता। 
ऐसी स्पितिमे बतलाओ, अज्ञान 
और मुग्बता साक्षीक्े त्रिशेषण किस 
प्रकार हो सकते है ? तथा अज्ञानको 
अपनेसे पृथक्‌ देखनेवाल्ा---अज्ञान- 
को अपना कर्ममूत अनुभव करने- 
वाला उसे गरीरान्तर्गत क्ृणता और 
रूपादिके समान साक्षीके धर्मरूपसे 
नहीं ग्रहण करता | 


प्र ०-सुख, दु ख, इच्छा और 
' प्रयज्ञादि [ आत्माके धर्मों ] को तो 
सभी लोग ग्रहण करते हैं ! 

पिद्भान्ती-इस ग्रकार भी ग्रहण 
करनेवाले पुरुषकी प्रथ्ता ही 
खीकार की जाती है । और तुमने 
जो कहा कि ५ नहीं जानता, मुग्ध 
ही है, सो तुम भले ही अज्ञ या 
मुग्ध रहो, किन्तु जो इस प्रकार 
देखनेवाला है वह तो ज्ञाता और 
अमुग्ध ही है--ऐसी हमारी प्रतिज्ञा 
है | व्यासजीने भी ऐसा ही कहा 
है कि कक्षेत्री ( आत्मा ) इच्छादि 


१्०द्२ बृहदारण्यकोपनि पद्‌ [ अध्याय ४ 
नर्वप्सिय ७, बट: 2 बलि: नर नाईट: "या नल नाई 02 बाई ग-:%- 'वर्7 230. बक्ट 27७. ०((-८०:००- «कई>7 फेक 
प्रकाशयति' इति,“सम॑ सर्वेषु मृतेषु । सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित करता है ॥ 

तिए्ठन्तं परमेश्वरम्‌ | विनश्यत्ख-।! “मस्त भतोर्मि समानख्पसे स्थित 


विनश्यन्तम--” ( गीता १३ । और उनके नष्ट होनेपर भी नष्ट न 
हु ता ६४ दनेबाले परमेश्वर्को” उत्यादि सैकड़ों 


२७ ) इत्याद शतश उत्तम | प्रकारसे उसका वर्णन किया गया 
तसान्नात्ममः खतो बद्धम॒क्त- है। अत खयआत्माकी बद्ध-मुक्त एव 


- ८ -७- ८: लज्ञान-अज्ञानके कारण कोई विश्येपता 
ज्ञानाज्ञानकृतो विशेषोषस्ति, सवंदा रण का 
नहीं होती, क्योंकि उसे सत्रदा समान 


्े 
समकरसखाभातज्याश्युपगमात्‌ । ' और एकरसखन्‍्ूप माना गया है । 
-अती आत्मवस्तु. किन्तु जो छोग आत्मतत्तको 
ये तु-अतोउन्यथा आत्मवस्तु. किन्तु जो छो 
प्रिकरष्य वन्धमोक्षादिशास्तं च | से प्रकारसे कन्पना कर वच्च- 


६ हु | मोक्षादि-आखत्रकों केबल. अर्थवाद 
अथेचादमापादयन्ति, ते उत्स- नल हु 
के ' बतलाते है, वे तो आकामञमें भी 


हन्ते खेषपि शाकुनं पद द्रछुम्‌ $ । पक्षीके चरणचिह्न देखना चाहते है, 
खं वा मुष्टिना आक्रषठुम्‌ , चर्मवदू , अथत्रा आकागको मुट्ठीसे खींचना 
वेशितुम; वर्य॑ तु तत्‌ कतुम- ओर उसे चमडेके समान लपेटनेकी 


अल 3. | इच्छा करते हैं, हम तो ऐमा करने- 
शक्ता;; सवंदर समकरसम्‌ अठ- ९ हि 
की ी में समर्थ हैं नहीं, हम सर्वदा सम, 


तम्त॒ अविक्रियम्‌ अजम्‌ अजरम्‌ | (करस, अद्दैत, अविकारी, अजन्मा, 
अमरम अखतम्‌ अभयस्‌ आत्म- | अजर, अमर, अमृत, अमयरूप 

९ जे ७ आत्मतत्त अं 
तक्त्वं ब्रह्मेद स/--इत्येप सबे- | आत्मतत्त ब्रह्म ही हैं--यही सम्पूर्ण 
बेदान्तनिश्चितोड्थ इत्पेब॑ प्रति- | रोका निश्चित अर्थ है-- 


ऐसा समझते हैं | अत विपरीत- 
पद्चामह । तस्ताद्‌ ब्रह्माप्येती 
है । तसाद्‌ ति ग्रहणसे होनेवाली देहसन्ततिका 


विच्छेदमात्र जो विज्ञानका फल है, 
, उसकी अपेक्षासे शह्मको प्राप्त होता 
है? यह कथन उपचारमात्र है ॥६॥ 


उपचारमात्रमेतत्‌-विपरीतग्रहव- 
देहसंततेर्विच्छेदमात्र॑ विज्ञान- 
फलमपेक्ष्य ॥ ६ ॥ 





ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथ 


१०६३ 


व्य ६2:22... कई?) व्ये )७७ नह 23- नया 72७: आई (3-20: बाई: ७० नर: न्य?2- नई 22%- नाई 3८22७ व: 


खप्मबुद्भान्तगमनच्शन्तस्य | खप्त और जागरित अवस्थाओंमें 


दार्शन्तिकः संसारो वर्णितः । 
संसारहेतुथ्॒ विद्याकमंपृवेश्रज्ञा बे- 
णिंता । यैश्नोपाधिभूते! का्ये- 
परिवेशितः 


संसारित्वमनुभवति, तानि चो- 


करणलक्षणभूतेः 


क्तानि । तेषां साक्षास्प्रयोजफो 
धर्माधर्माविति पूवंपक्चृं कृत्या काम 
एवेत्यवधारितम्‌ । यथा च॒ ब्रा- 
हाणेन अयमर्थोष्वधारितः, 
एवं मन्त्रेणापीति बन्ध॑ बन्ध- 
कारणं चोक्‍्त्वोपसंहुर्त ग्रकर- 
णम्‌--'हति तु कामयमानः/ 
इति। 

अथाकामयमानः इत्यारमभ्य 
सुपप्तच्शन्तस्य॒दाश्टीन्तिकभूतः 
सवोत्मभावों मोक्ष उक्तः । मोक्ष- 


कफारणं च आत्मकामतया यद्‌ 


जानेका जो इृष्टान्त दिया गया था, 
उसके दार्शन्तिक संसारका वर्णन 
कर दिया गया। संसारके हेतु- 
भूत विदा, कर्म और पूर्वप्रज्ञाका 
भी निरूपण किया गया, और जिन 
उपाधिभूत देह एवं इन्द्रियलक्षण 
भूर्तोसे परिवेष्टित हुआ जीव संसारित्व- 
का अनुभव करता है, उनका भी 
उल्लेख कर दिया गया । उनके 
साक्षात्‌ प्रेरक धर्म और अधर्म है -- 
ऐसा पूर्वपक्ष करके यह्द निश्चय किया 
गया कि काम ही उनका ग्रेरक है । 
जिस प्रकार ब्राह्मणभागके द्वारा इस 
अर्थका निश्चय किया था, बसे ही 
मन्त्रके द्वारा भी बन्ध और बन्धके 
कारणका वर्णन कर 'इति चु कामय- 
मान:? इत्यादि पदोंसे इस प्रकरणका 
उपसंहार कर दिया गया | 


फिर “अथाकामयमान.? इस 
प्रकार आरम्भ कर सुषुप्तावस्थारूप 
दृष्टान्तके दा्शन्तिकमूत सर्वात्मभाव- 
रूप मोक्षका वर्णन किया गया | यहाँ 
मोक्षका कारण जो आत्मकामत्वके 
द्वारा आप्रकामत्व बतछाया गया है, 


आप्तकामत्वमुक्तम्‌, तच्च साम- | वह आत्मकामत्वद्वारा आप्तकामत्व 


१०६४ बृहद्ारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्यॉक, नई 2:20, "3, बकय?) बा) आई :2७ "७:22 वई<० 2:0७. "कट 2स्‍७-* (०:22. जय प- न्याए 3:24 
थ्य॑न्नात्मज्ञानमन्तरेण. आत्म- | ग्रकरणकी सामश्यसे आत्मज्नानके 
कामतयाप्तकामत्वमिति--.. | *ीं ही नहीं सकता अत 

'योद्‌ ह्मविधेव मोश्षकारण सामथ्यसे त्रह्मबिथा ही मोक्षका 
की | कारण बतछायी गयी है। इसलिये 
मूलमित्युक्तम्‌, तथापि मोक्ष- | यह बतलाया गया है, तथापि यह 
कारणविपर्ययेण . वन्धकारणम- | 7 भी कही हुई हो ही जाती है 


हा | कि मोक्षके कारण ज्ानसे विपरीत 
विद्या-इत्येतद॒प्युक्तमेव भवति | | ज्ञान ही बन्धनका कारण हैं। 


अन्रापि मोक्षो मोक्षसाधर्न च। यहाँ भी मोक्ष और मोक्षका सावन- 
त्राह्मणेनोक्तम्‌; तस्वैद च्ढीकर- | “ेशभागढ्वारा वतलायें गये हे । 
कक उसीको इढ करनेके लिये छोक- 
णांय सन्ज उदाहयत छाकशबव्द- | शब्दवाच्यमन्‍्त्रका उलछेख किया 
वाच्यः-- | जाता है--- 
विद्वान॒का अनुत्कमण 
तदेष शछोकों भवति । यदा सर्वे प्रम॒ुच्यन्ते कामा 
येप्स्य हदि श्रिताः । अथ मर्त्योेप्म्तों भवत्यत्र ब्रह्म 
समशनुत इति। तद्यथाहिनिल्व॑यनी वल्मीके म्रता प्रत्यस्ता 
शयीतैवमेवेद< शरीर शेतेषथायमशणरीरोपमस्तृतः ग्राणो वरह्मेव 
तेज एवं सो5हं भगवते सहस्न॑ ददामीति होवाच जनको 
बेदेहः ॥ ७ ॥ 
उसी अर्थमें यह मन्त्र है---जिस समय इसके हृदयमें आश्रित सम्पूर्ण 
कामनाओंका नाश हो जाता है तो फिर यह मरणघवर्मा अमृत हो जाता 
है और यहीं ( इस शरीरमें ही ) उसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । इसमें 
इृष्टान्त-जिस ग्रकार सर्पकी कॉचुली बॉँबीके ऊपर मृत और सर्पद्वारा 
परित्यक्त हुई पड़ी रहती है, उसी प्रकार यह शरीर पडा रहता है और 


ब्राह्मण ७ ] 


शाइरमभाष्याथे 


१०्दं५ 


बा, नए पक व्ापिटप न23 बरएि:प बज चर्म. व्क<::+७ ब्कॉर् 23० वन्य 23 व्यईए>-2:० व्यय: 
यह अशरीर अमृत प्राण तो ब्रह्म ही है--तेज ही द्वे | तब विदेहराज 
जनकने कहा, “वह मैं जनक श्रीमानको सहन गौएँ देता हूँ? ॥७॥ 


सर्वे समस्ताः कामाः तृष्णाप्रमेदा 
प्रमुच्यन्ते, आत्मकामस्य ब्ह्म- 
विदः समूलतो विशीययन्ते, ये 
प्रसिद्धा लोके इहामुत्राथोंः पुत्र- 
वित्तलोफैषणालक्षणा अस्य प्र- 
पिद्धस्य पुरुषस्य हृदि बुद्धो श्रिता 
आश्रिता।-अथ तदा मर्त्यों मरण- 
धमों सन्‌, कामवियोगात्‌ 
समूलतः, अम्ृतो भवति | 
अथांदनात्मविषयाः. कामा 
अविद्यालक्षणा मृत्यव इत्येतदुक्त 
भवति; अतो सृत्युवियोगे विद्या 
जीवन्नेव अम्ततो भव॒ति । अत्र 
असखिन्‍्नेव शरीरे वर्तमानों ब्रह्म 
समच्नुते, त्रह्ममाव॑ मोक्ष प्रतिपद्यत 
इत्यथ;। अतो मोक्षो न देशान्तर- 
गमनादपेक्षत । तस्ाद्‌ वि- 


तत्‌ तसिल्नेवार्थे एप 'छोको नह 
ल्ड ८5 -+>-जंे--- सय 
मल्त्रो सवति | यदा यसिन्‌ काले | पलक 


'तत्‌ः---उसी अथेमें यह 'छोक 


सर्व अर्थात्‌ समस्त काम---तृष्णाओं- 
के भेद सर्वथा छूठ जाते हैं, 
आत्मकामी ब्रह्मत्रेत्ताकी वे समस्त 
कामनाएँ समूल नष्ट हो जाती हैं; 
जो लोकमें प्रसिद्ध पुत्रेपणा, वित्तेषणा 
और लोकेष्रणारूप ऐहिक और 
पारछोकिक कामनाएँ इस पुरुषके 
हृदय --बुद्धिमें आश्रित हैं [ वे जब 
समूल नष्ट हो जाती है ] तब यह 
मत्य---मरणधर्मा होनेपर भी 
कामनाओका समूल नाश हो जानेके 
कारण अमृत हो जाता है | 


यहाँ अर्थत: यह बात कह दी 
गयी कि अनात्मविषयक कामनाएँ 
ही अविद्यारूप मृत्यु हैं, अत मृत्यु- 
का वियोग हो जानेपर विद्वान्‌ जीवित 
रहते हुए ही अमृत हो जाता है | 
वह यहॉ--इस शरीरमें ही रहता 
हुआ ब्रह्मको अर्थात्‌ ब्रह्ममावरूप 
मोक्षको ग्राप्त कर लेता है। अत: 
मोक्षको देशान्तरमें जाने आदिकी 
अपेक्षा नहीं है, इसलिये विद्वानके 


दुषो नोस्‍्क्रामन्ति प्राणाः, यथा- / प्राणोंका उत्कमण नहीं होता | वे 


१०६६ चृहदारण्यकोपनिप्रद्‌ [ अन्याय ४ 
ब्वटलिये ब्ॉर्ि3, बट बिक ब्र्टि ब्वर्पनिक एफ बॉ ७ ब्वट2 नई २ फ्क न्यर्टिये-2 8 न्य२:फक 
वखिता एवं खकारणे पुरुषे जसेके तैसे ही अपने कारण पुरुषमें 
पूर्णया छीन हो जाते हैं, केवछ 
नाममात्र ही वच रहता है--ऐसा 
ऊपर कहा गया है | 


समवनीयन्‍्ते; नाममात्र॑ हि अब- 
शिष्यते-इत्युक्तम्‌ | 

कथ॑ पुनः समवनीतेए ग्राणेपु 
देहे च खकारणे प्रलीने विद्वान 
मुक्तोउत्रेव सर्वात्मा सन्‌ बते- 
समान; पुनः पूबद्‌ देहित्व॑ सं- 
सारित्वलक्षणं न प्रतिपच्चते १ इत्य- 
त्रोच्यते--तत्तत्रायं॑ दृष्टान्त'-- 
यथा छोके अहिः सपेः, तस्य 
निल्व॑यनी--निर्मोकः, सा अहि- 
निल्‍्यंयनी, वल्मीके सर्पाश्रये 
वल्मीकादावित्यथे:, सृता प्रत्यस्ता 
प्रक्षिप्त॒ अनात्मभावेन सर्पेण 
परित्यक्ता, शयीत वर्तेत--एव- 
मेव, यथाय दृष्टान्तः, इदं 
शरीर सर्पख्थानीयेन मुक्तेन अना- 
त्मभावेन परित्यक्त म्तमिव शेते | 

अभ्रेतरः सर्पस्थानीयो मुक्तः 
सर्वात्मभृतः सर्पवत्तत्रेव बते- 
मानो5प्यशरीर एवं, न पूर्वेबत्‌ 
पुन; सशरीरो भवति । कामकर्म- 


किन्तु प्राणोके लीन हो जानेपर 
तथा देहके अपने कारणमे मिल 
जानेपर विद्वान्‌ किस प्रकार मुक्त 
होकर अर्थात्‌ यही सर्बात्मा होकर 
विद्यमान रहते हुए पूर्वत्रत्‌ पुन 
ससारित्वम्दप देहिभावको प्राप्त नहीं 
होता ? इस विपयर्मे अब कहा जाता 
है--- उसमें यह दृशान्त है--जिस 
प्रकार छोकमें अहि--सर्प, उसकी 
निर्य॑यती--कॉचुली अर्थात्‌ सर्पकी 
कॉचुली वल्मीक--सर्पके आश्रय 
यानी बॉबी आदिपर मृत ओर 
प्रत्यस्त--सर्पद्दारा अनाव्मभावसे 
प्रक्षित--परित्यक्त होकर पडी रहती 
है, इसी प्रकार जेसा कि यह इृष्टान्त 
है, यह शरीर सर्पस्थानीय मुक्त 
पुरुषके द्वारा अनात्मभात्रसे परित्यक्त 
होकर मरे हुएके समान पड़ा रहता है। 

ओर उससे भिन्न जो सर्पस्थानीय 
सर्वात्मभूत मुक्त पुरुष है, वह सर्पके 
समान वहीं रहता हुआ भी अशरीर 
ही रहता है, पूर्ववत्‌ पुनः शरीरयुक्त 
नहीं होता | वह पहले कामकर्म- 


लिप “3+3+_+>_३नतॉीहिन१लन--_-_+त+.न्‍न्‍हन्‍ह.3ह&३नललनह0हन---ँनैनझञ..॒हनझनब.न्‍.ब.बन्‍ब...-न.ब-.््न्‍दञनहैह)तनजै्++ -++-3+5ल्‍ल€>€ल€ लय यू ८ 


प्राह्मण ४ ] शाइ.रभाप्याथे १०६७ 
59. ब६२६.. ६२७ ०६२:०७०- «०९६६० «९३ *५२2. बा “४९७ ०९2 ०६२२० ७४२०-- 
प्रयुक्तशरीरात्ममभावेन हि. पूरे | प्रयुक्त शरीरात्मभावसे ही सशरीर 
सशरीरो मर्ल्थश्रः तद्ियोगादय | और मरणधर्मा था, उसके न 
इृदानीसशरीरः, अत एव च रहनेसे अब वह अशरीर है और 


शतीपि पाए | इसीलिये अमृत है। वह प्राण-- 
अमृत: प्राणः प्राणतात प्राण:- औण मियां केरल, है, ही 


प्राण प्राणम्‌! (४।४।१८ ) 6६ | बह प्राणका प्राण है? ऐसा 
इति हि वक्ष्यमाणे 'छोके, “प्राण- | आगे कहे जानेबाले मन्त्रमे और “हे 
बन्‍्धनं हि सोम्य मनः” (छा० ' सोम्य ! मन प्राणरूप बन्चनत्राला 
उ०६।८।२) इतिच श्ुत्यन्तरे; | दै” ऐसा एक अन्य इतने कह्दा भी 
अवेरवेकिगोमेसगो थे परे व है । प्रकरणके वाक्यकी सामशथ्यसे 
| भी यहां परमात्मा ही 'प्राण! शब्दका 

हे ९ का | बाच्य है | ब्रह्म ही अर्थात्‌ परमात्मा 
त्रक्मेव परमात्मेव । कि पुनस्तत्‌ १ | ही है । और वह क्या है ? तेज ही 
तेज एव विज्ञानं ज्योतिः, येन | है-...विज्ञानरूप ज्योति ही है, जिस 
आत्मज्योतिषा जगदवमसास्थ- | आत्मज्योतिसे अवमासित होता हुआ 
मान॑ प्रज्ञानेत्रं विज्ञानज्योतिष्मत्‌ | जगत्‌ प्रज्ञानेत्र और विज्ञानज्योतिर्मय 
सदविश्ंशद्‌ वर्तते । होकर विशेषरूपसे च्युत न होता 

हुआ विद्यमान रहता है । 

यः कामग्रश्नो विमोक्षार्थों याज्वल्क्यने विमोक्षके लिये 
याज्ञवरक्येन बरो दत्तो जनकाय, | नकेकों जो कामप्रश्नहूप बर दिया 
सहेतुकों. बन्धमोक्षार्थलक्षणो |” उ्स दृष्टान्तदाशन्तिकमूत बन्ध- 
चृष्टान्ददाशेन्तिकभूतः स एप मोक्षार्थडक्षण सहेतुक प्रश्न जनक- 
निर्णातः सबिस्तरो जनकयाजञ- याज्ञवल्क्य---आख्यायिकारूपधारिणी 


2 सकल श्रुतिने त्रिस्तारपूर्वक निर्णय कर 
>> वारिया शु। दिया तथा प्राणियोंकी ससारसे मुक्त 
त्या; संसारविमोक्षोपाय उक्तः | होनेका उपाय भी बतला दिया । 


प्राणिभ्य; । इदानीं श्रुति: खय- | अब श्रुति खय॑ ही कहती है कि 


१०६८ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बब्बर )2०, ब्जूस2 ७, एफ ब्ा्निसफ न िटिक परएिििय २९५५-22. (२22 +(संपक २3७ ब्बस्स्फि 


मेवाह-विद्यानिष्क्रयार्थ जनकेनेव- 
मुक्तमिति; कथम्‌ ? सो5हमे्च 


[० जी का 


विमोक्षितस्वया मगवते तुम्य 
विद्यानिष्क्रयाथ सहस्॑ ददामि- 
इति ह एवं किल उवाच उत्तवान्‌ 
जनको वेदेहः । 

अनम्र कस्तादू विमोक्षपदार्थ 
निर्णते, विदेहराज्यमात्मानमेव 
चन निवेदयति, एकदेशोक्ताविव 
सहखमेव ददाति $ तत्र कोडमि- 
प्राय इति १ 

अन्न केचिद्‌ वर्णयन्ति---अध्या- 
त्मविद्यारसिको जनकः श्रुतमप्यर्थ 
पुनम॑न्त्रेः शुश्रृूषति; अतो न सर्वे- 
मेव निवेदयति; श्रृत्वामिप्रेतं 
याज्ञवल्क्यात्‌ पुनरन्ते निवेद्यिष्या- 
मीति हि मन्यते; यदि चात्रेव 
सवे निवेदयामि, निव्वत्ताभिलाषो- 
ध्यं श्रवणादिति मत्वा, छोकान्‌ 


इस विद्याका बदला चुकानेके लिये 
जनकने इस प्रकार कहा । किस 
प्रकार * आपके द्वारा इस प्रकार 
श्रिमुक्त किया हुआ में इस व्रिद्या- 
दानसे उऋऋण होनेके लिये आप 
श्रीमानकों एक सहसख्र [ गें।एँ ] ढेता 
ह्रै---ऐसा विडेहराज जनकने कहा। 

यहाँ मोक्षतत्तका निर्णय हो 
जानेपर भी जनक विदहराज्य और 
अपनेको ही समर्पण क्यो नहीं कर 
देता, उसका जैसे एकदेश ही कहा 
गया हों---5स प्रकार केत्रल सहख्र 
[ गोऐं ] ही क्यों देता है ? इसमें 
उसका क्या अभिप्राय है * 

यहाँ कोई-कोई ऐसा कहते है---- 
जनक अध्यात्मविय्ाका रसिक है, 
वह सुनी हुई बातकों भी पुन,-पुन. 
मन्त्रोंके द्वारा सुनना चाहता है। 
इसलिये वह सारेकों ही समर्पण नहीं 
करता । वह ऐसा समझता है कि 
याज्ञवल्क्यससे अपना सारा अमिमत 
विपय सुनकर अन्‍न्तमें सर्व समर्पण 
करूँगा। तथा उसे यह भय भी है कि 
यदि मैं यहीं सब कुछ दे डाढ्/ेँंगा तो 
याज्ञवल्क्यजी यह समझकर कि अब 
इसकी श्रवण करनेकी इच्छा निवृत्त हो 


न वक्ष्यति--इति च भयात्‌ | गयी है, मन्त्रोंद्दार इसका वर्णन नहीं 


ध्राह्मण ४ ] 


शाउ स्भाप्याथे 


१०६० 


बर्ट 3 "7७. ब्वाम 3 ज्वटनफ- बात के चरं2 9 ००3० ०५२२. लि 2 व ८ 3 व 


सहस्नदान॑ शुश्षपालियक्ताप- 
नायेति । 
सवमप्येतद्सन्‌ ,.. पुरुपस्थेव 
प्रमाणभृतावाः. श्षेतेज्योजानुप- 
| अर्थशेपोपपत्तेश्न-विमोक्ष- 
पदार्थ उक्तेषपि आत्मतानसाधने, 
आत्मतानशेपमृतः संर्वेपणापरि- 
त्थागः संन्‍्यासास्यों वक्तव्यो5्थ- 
शेष विद्यतेः तम्मान्छलाकमात्र- 
शुभ्रपाकल्पना अनृज्यी: अगति- 
का हि गतिः पुनरुक्तार्थकल्पना: 
सा चापुक्ता मत्यां गता।न 
च तन स्तुतिमात्रमित्यवाचाम | 


नेनु--ग्य सात अत उच्च 


विमोश्षायव! इति वक्तव्यम्‌-- 
नंप दोप;; 


आत्मतानवदू 


वरेंगे । अत यह सदसदान उसवा 
शुक्षाकें लिद्ंएों सूचित करनेके 
लिपि प्‌ | 


फिलु थे सब बार्त टीफ नहीं ४, 
स्ाकि साभारण मतायोकी भांति 


प्रमाणमत पति हि किसी वहा नेकी 
आपउपकता नहों 8 सवाती । इसके 
सिंगर, अभी छुह वलय अर्ग जेष ऐ, 
श्ससे भी साखमाय दान समन हे । 
मोक्षरतका निरूषण ह। जानपर भी 
आन्म:नवा साउन और आरग.न- 
था शपभन संपपणास्यागराप सम्याल- 
साया सत्तन्य विप्य अभी अयशिप्ट 


पं ही] अन  मन्त्रश्षगणमाजकी 
इठाकी कामना बरना औिष् 


४८ | एक बार कहें ह० दियके पुनः 
पहनेकी कन्पना यरना तो अगतिक- 
गति 2 | गति साले एए से। थसी 
पात्पना करनी उचित नहीं ।? | 
ओर या [ सेन्‍्यासादि . स्तृनिमास पं 
नहीं--पह एम ले कह चुके हैं| 

प०- किस यदि ऐसा ऐोता तो 
इसके आगे गमिमोक्षतओं लिप ही 
बाटिया ऐसा कष्ना चाहिये था ? 

उ०-यहों यह दाप नहीं 


फ्पाकि जनक ऐसा समझता 


कि 


अग्रयाजकः संन्यासः पश्े श्रति- आत्मतानक्े समान संन्यास मोक्षका 


प्रधोजक (पाक्षात्‌ साथन ) नहीं 


१०७० बृहदारप्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बट के... कर सके 2०- "कप. कई 72७. «220. «२7 स्‍0७ न्यर222७- न -72/७ «77७. “८2७ 
पत्तिकर्मत्‌-इति हि. मन्यते; | है, प्रंतिपत्तिकमके समान उसका 
पाक्षिक अनृष्टान किया जा सकता 
“संन्यासेन तलुं त्यजेत्‌” इति | है. जेसा कि “सन्यासके द्वारा 
शरीर त्याग करे” इस स्मृतिसे सिद्ध 
स्वृतेः | साधनत्वपक्षेषपि न होता है। यदि उसे ( त्रिविद्रिपा- 
| सन्‍्यासको ) साधनपक्षमें माना जाय 
अत ऊध्वे विमोक्षायंव! इति । तो भी उसके विपयमें इससे आगे 


े 


| मोक्षके लिये ही कहिये! ऐसा प्रश्न 
प्रश्नमहेति, मोक्षसाधनम्तात्म- | नहीं किया जा सकता, क्योंकि 

सनन्‍्यास तो मोक्षके ही साधनभूत 
ज्ञानपरिपाकार्थ त्वात्‌ ॥ ७॥ आत्मज्ञानके परिपाकके लिये है ॥७॥ 


-+ऑसडकीदिटल-- 
आत्मकामी बल्नवेत्ताको मोक्ष प्राप्त होता है--इसमें प्रमाणयूत मन्त्र 
तदेते श्छोका भवन्ति | अणुः पन्‍था विततः पुराणों 
मा३ स्पृष्टोपन॒ुवित्तो मयेव | तेन घीरा अपियन्ति व्रह्मविदः 
स्॒र्ग लोकमित ऊर्ध्ब॑ विम्ुक्ताः ॥ ८ ॥ 
उस विषयर्मे ये मन्त्र हैं---यह ज्ञानमार्ग सूक्ष्म, विस्तीण और पुरातन 
है | वह मुझे स्पश किये हुए है और मैंने ही उसका फछ्साथक ज्ञान 


प्राप्त किया है। धीर बल्मवेत्ता पुरुष इस लोकमें जीते-जी ही मुक्त होकर 
शरीर-त्यागके वाद उसी मार्गसे खगलोक अर्थात्‌ मोक्षको ग्राप्त होते हैं ॥८॥ 


आत्मकामस्य ब्रह्मविदों मोक्ष | आत्मकाम ब्रह्मवेत्ताका मोक्ष होता 


नम है-- मन्त्र और ब्राह्मणद्वारा कहे हुए 
ताज कक ? | इस अर्थमें उसके तिस्तारका प्रतिपादन 


विस्तरग्नतिपादका एते छोका | करनेवाले ये मन्त्र हैं---यह ज्ञानमार्ग 


१. ज्ञानके साधनभूत कर्मोको यहाँ प्रतिपत्तिकर्म कहा गया है | 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथे 


१०७१९ 


६२५... (२22७ सब ०५८)... (८2 बार. ०९८20. (2० ब्य९८2. ०९220. बा<िफ- 


भवन्ति | अणुः सूक्ष्मः, पन्‍्था 
दुर्विज्येयत्वात्‌ , विततः विस्तीणः, 
“वितर/ 


इति पाठान्तरात्‌, मोक्षसाधनों 


विस्पष्टतरणहेतुत्वाद्दा 


ज्ञानमार्गः । पुराणश्रिरंतनों नि- 
त्यश्रुतिप्रकाशितत्वात्‌, न तार्किक- 
बुद्धिग्रमवकुदश्मागवदवोकालि- 
कः | मां स्पृष्टो मया लब्ध 
इत्यथ:; यो हि येन लम्यते, स 
त॑ स्पृशतीव संवध्यते । तेनाय॑ 


त्रह्मविद्यालक्षणो मोक्षमार्गों मया 


लब्धत्वात्‌ 'मां स्पष्ट! इत्युच्यते | 


न फेवर्ल मया लव्धः, कि 


दुर्विज्ेय होनेके कारण अणु---सूक्ष्म 
है तथा व्रितत यानी विस्तीर्ण है, अथवा 
जहाँ [ माध्यन्दिनी शाखाके अनुसार 
(बितत,? के स्थानमे ] 'त्रितर ? ऐसा 
पाठान्तर है, वहों विस्पष्टतरणका 
हेतु होनेके कारण ज्ञानमार्ग मोक्षका 
साधन है [--ऐसा अर्थ समझना 
चाहिये ] । यह पुराण अर्थात्‌ 
नित्य श्रुतिद्वारा प्रकाशित होनेके 
कारण पुरातन है, ताकिकोंकी बुद्धिसे 
उत्पन्न हुए कुदृष्टिछूप मार्गेके समान 
अर्वाचीन नहीं है। यह मेरे द्वारा 
सृष्ट है अर्थात्‌ मुझे प्राप्त है । जो 
जिसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, वह 
उसे स्पर्श-सा करता है--उससे 
सबद्ध होता है । इसीसे यह ब्रह्मत्रिया- 
रूप मोक्षमार्ग मुझे ग्राप्त होनेके 
कारण 'मुझे स्पश किये हुए है? 
ऐसा कहा जाता है। 


मैंने इसे केवल प्राप्त ही नहीं किया 
है अपि तु मैंने ही इसका अनुवेदन मी 


त्वचुवित्तों मंयेब; अलुवेदन | या है । विद्याके परिषाककी 


| भपेक्षोसे जो उसकी फलपर्यन्त 
| स्थितिकी प्राप्ति है, उसे अनुवेदन 
फलावसानतानिष्ठाप्राप्तिः, भ्रुजे-| कहते हैं, जेसे भोजनका पर्यवसान 

तृप्तिमें होनेवाला है। 'मा स्पृष्ठ:? 
रिव तृप्त्यवसानता; पूर्व तु ज्ञान- | इस पूर्ववाक्यमें तो केवल ज्ञानग्रापि- 


नाम विद्यायाः परिपाकापेक्षया 


१०७२ हृदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
नगर (32८७० न्याई(3-- २३० ब्काटन:22, ब्कॉ ब ८2७ -प:20. ७ (एि-० बर्ट सेट 0०- कई: ७७. बे ०२:७० 
प्राप्तिसम्बन्धमात्रमेवेति विशेषः | | का सम्बन्धमात्र ही बताया गया 
है----इतना उससे इसका अन्तर है। 
किम असावेब मन्त्रद्गेको |. शक्धा-#या अकेले इस मन्त्ड्टने 
ब्रह्मविद्याफलप्राप्ः, नान्‍्यः ह्दी त्रह्मवियाका फल प्राप्त किया है, 
आन न अर निया अत! किसी दूसरेने प्राप्त नहीं क्रिया, 
2 जिससे कि वह 'मेरेद्ारा ही अनुवित्त 
इत्यवधारयति १ है? ऐसा निश्रय करता है ? 
नैष दोपः, असया! फलम्‌ आ- | सम्राधान-यह कोई दोप नहीं 
त्मसाक्षिकमलुत्तममिति त्रह्मव्रिद्या- |? कि यह वाक्य उस विद्याका 
अनुत्तम फल आत्मसाक्षिक है! इस 
याः स्पातपरत्वातु; एऐवं। .र ब्रह्मविद्याकी स्तुति करनेत्राल 
हि कृताथथात्मा भिमानकरम्‌ है। इस प्रकार आत्मन्नान “मे कृतार्थ 
हैँ” ऐसा आत्मामिमान करनेवाछा 
और खानुभवसिद्ध है, इससे बढ़कर 
फिमतः परमन्यत्‌ स्थात्‌ू--शति | और क्या हो सकता है *-.इस 
प्रकार श्रति ब्रह्मविद्याकी स्तुति करती 
है। कोई अन्य ब्रह्मत्रेत्ता इस फलको 
प्राप्त नहीं करता--ऐसी वात नहीं 
है, क्योंकि “देवताओंमेंसे जिस- 
जिसने उसे जाना” ऐसी सबके कृतार्थ- 
त्वका ग्रतिपदन करनेवाली श्रुति है | 
यही वात श्रुति बतछाती है--- 
उस ब्रह्मविद्यारूप मार्गसे थीर-- 
बुद्धिमान्‌ अर्थात्‌ दूसरे भी ब्रह्मवेत्ता 
ब्रह्मविद्याके फल मोक्ष---खर्गछोकको 
प्राप्त करते हैं । “खर्गलोक' शब्द 
देवलोकका वाचक होनेपर भी यहाँ 


आत्मप्रत्ययसाक्षिकमात्मज्ञानम्‌ , 


त्रह्मविद्यां स्तोति | न तु पुनरन्यों 
ब्रह्मचित्‌ तत्फल न प्राम्मोतीति, 
“तद्‌ यो यो देवानाम!! ( बु० 
उ०११४। १०) इति सर्वाथश्रुतेः; 
तदेवाह--तेन  ब्रह्मविद्या- 
मार्गेण धीराः प्रज्ञावन्तः--अस्ये- 
उपि ब्रह्मविद इत्यथः, अपियन्ति 
अपिगच्छन्ति,  ब्रह्नविद्याफलं 
मोक्ष खगे लोकम्‌; खगेलोक- 
शब्दस्त्रिविष्पवाच्यपि सबन्रिह 


कि +ततत+++तततत++तत3+_++त+3+__ _....__+त__तहतंनुनंनतनि स्‍++__7++४+ 


ब्राह्मण ७ ) शाउर्भाप्याथे १०७३ 
ब्कर्दय ये ० ब्र्द ज- 2 ब्वर्ट पक ब्थो > जे नए पर०० ब्करटस ० ००5५६... ब्यर्टियी पेन नव य- ०५ ब्कर्ए 2 नाग 22० «हर्ट: 
प्रकरणान्मोप्तामिधायकः । इतः | प्रकरणवश मोक्षका बाचक है। 
| 2त,--इस शरीरका पतन होनेके 
जीवन्त | पक्षात्‌ जीपित रहते ह॒ए ही शिमुक्त 
| ऐोकर [ गरीरपातानन्तर मोक्ष प्राप्त 
एव विमुक्ताः सन्‍्तः | ८॥ | हरे ४ ] ॥८॥ 


“+----“७३४५७:५४६८५०-५४+ 


असाच्छरीरपातादुध्बे 


मोक्षमार्ग $ पिपयमें मत-गेद 
तस्मिज्छुक़ुमुत नीलमाहु: पिड्ुलू& हरितं लाहित॑ 
च्‌। एप पन्‍्या बद्मणा हानुवित्तस्तनति बह्मवित्‌ पुण्यक्ृत्ते- 
जसश्र ॥ < ॥ 

उस मार्मक्े िउ्की मतभेद 8। को! उसमे शुरू ओर कोई नीलवर्ण 
बतलाते ऐं तथा कोर्ट पिद्लरर्ण, कोई हरित और कोर्ट लोहित कहते हैं | 
किन्तु यह मार्ग साक्षात्त अ्र्मद्राग अनुभूत । उस मार्गसे पुण्य करनेत्राला 

परमास्मनेज खम्ब्प अग्गेत्ता ही जाता एै ॥ ९ ॥ 
तम्मिनू मोक्षताधथनमार्ग थि-. उस मोक्षसाधनख्प शानमार्गमे 
मुमुश्नुअंका मतभेद ऐं, किस प्रकार ! 


ढ ८ ए 
प्रातपात्तममृक्षणाम्‌ ; कथमू ॥ +« कक 
कार मुमुश्नु तो उसमें घु+ -ुद्ध अर्वात्त 


+ 
च्ध 


तम्मिन्‌ू--शुर्ल॒ शुद्ध विमलमाहः 
केचिन्युमृक्षय'४ नीलम अन्ये, 
पिड्लम्‌ अन्ये, हरित॑ लोहित॑ 
च यथादशनम्‌। नाव्यस्तु एता; 
सुपुम्नायाः शेप्मादिस्ससंपर्णा: 
गुक्स नीलस पिद्ुलस्य! ( ४ | 


३ | २० ) इत्पाचुक्तत्वात्‌ । 
बृ० उ० १३५--१३६-- 


निर्मे (उप्म्बल वर्ण ) बदछाते हे, 
दूसरे नीछ बर्ण कदते हैं तथा अपनी- 
अपनी इृश्कि अनुसार अन्य मुमुक्षुगण 
उसमें विद्वल, हरित और ल्ोहित 
बर्ण बतलाते है । किन्तु ये स्लेप्मादि 
र्ससे परिपूर्ण सुपुम्तादि नाडियों ही 
रे, क्योंकि उन्हीके विपयर्म पछुक्स्य 
नीलस्य पिछ्ूलस्यः उत्यादि कहा 


| गया है | 


१०७७ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


0, बन... (८.0. बाप «कॉ2.. -बस:2७०- >व(स20. «(न 70७. बर्ट न:22७- नया: 2७ बट 


आदित्य वा मोक्षमागम्‌ एवं- 
विध॑ मन्यन्ते--/एप शुक्त एप 
नीलः” (छा० 3० ८ ।६।१) 
इत्यादिश्रत्यन्तरात्‌। दशेनमार्गस्य 
च्‌ शुक्कादिवर्णासंगवात्‌ , सर्व- 
थापि तु प्रकृताद ब्रह्मविद्या- 
मार्गादन्य एते शुक्लादयः | 


ननु शुक्कः शुद्धोष्देतमार्गः | 


नीलपीतादिशब्देवर्ण- 
वाचकेः सहालुद्रवणात्‌; यान्‌ 
शुक्वादीन्‌ योगिनो मोक्षपथान्‌ 
आहु), न ते मोक्षमार्गा;; संसार- 
विषया एवं हि ते-“चल्लुषो वा 
मूर्पों वान्येभ्यो वा शरीरदेशेम्य: 
(बृ०3०४। ४। २) इति शरीरदेशा- 
न्रिःसरणसंबन्धाद्‌ त्रह्मादिलोक- 
प्रापका हि ते। तसादयमेव मोक्ष- 
मार्ग/-य आत्मकामत्वेन आप्- 
कामतया सर्वकामक्षये गमनालुप- 
पत्ती प्रदीपनिवाणवच्नश्लुरादीनां 
कार्यकरणानामत्रैव समवनय३-इति 


न, 





अवबा वे आदित्यखूप मोक्षमार्ग- 
को ऐसा मानते है, जमा कि “यह 
खुकछ् हैं, यह नील है?” इत्यादि अन्य 
श्रुतिमं कहा गया हैं । ज्ञानमार्गके 
तो झुझादि वर्ण होने असम्मत्र हैं, 
सभी प्रकार प्रकृत ब्ह्मविद्यान्दप 
मार्गसे तो ये शुकादि भिन्न ही हैं | 

पूर्व ०-किन्तु झुक अर्थात्‌ शुद्ध 
तो अद्वेतमार्ग हो सकता है ! 


विद्धान्ती-नहीं, क्योंकि इसका 
वर्णाचक नीलछ-पीतादि शब्दोंके 
साथ उच्चारण किया गया है। 
योगीलोग जिन शुक्लादि मोक्षमार्गेकि 
विषय कहते हैं, वे मोक्षमार्ग नहीं 
हैं, उनका विष्रय तो ससार ही है-- 
“चक्षुसे, मूघसि अथवा शरीरके 
किन्हीं अन्य भागोंसे” इस प्रकार 
शरीरके भागोंसे जीवके निकलनेका 
सम्बन्ध होनेके कारण वे तो ब्रह्म- 
लोकादिकी प्राप्ति करानेवाले ही हैं | 
अतः जो आत्मकामलके द्वारा आप्र- 
काम हो जानेसे सम्पूर्ण कामनाओंका 
क्षय हो जानेपर कहीं जाना सम्भव 
न होनेसे दीपकके बुझ जानेके 
समान चक्षु आदि देह और इन्द्रियों- 
का यहीं लीन हो जाना है--यही 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरमाष्याथे 


१०७५ 


-बप+)0., -प्2० «५2... पक न्यास. उरएनि20० “करी: «22७. “९23 व्यसन: ७०- बा<2722७- ब्कॉ न 


एप ज्ञानसागः पन्‍्थाः, शह्षणा 
परमात्मखरूपेणेव ब्राह्मणेन त्य- 
क्तसवेंपणेन, अजुवित्तः । तेन 
ब्रह्मविद्यामागेंग. ब्ह्मविदन्यः 
अपि एवि। 

कौरशो ब्रह्मवित्‌ तेन एति १ 
इत्युव्यते--पू्वे पुण्यकृद्‌ भूत्वा 
पुनस्त्यक्तपुत्राद्येपणः, परमसात्म- 
तेजस्पात्मानं संयोज्य तसिन्नभि- 
निदवत्तस्तेजसअ-आत्मभूत इहेव 
इत्यथः; ईब्शो त्रह्मवित्‌ तेन 
मार्गेण एति। 

न पुनः पुण्यादिसमुच्चयका- 
रिणों अहणम्‌, विरोधादित्यवो- 
चाम; “अपुण्यपुण्योपरमे य॑ पुन- 
भवनिर्भयाः । शान्ता; संन्‍्यासि- 
नो यान्ति तस्मे मोक्षात्मने नमः।|”! 
( महा० शञा० ४७। ५५) इति 
च स्म॒ते!; “त्यज धर्ममधर्म च! | 


मोक्षमाग है| 'एप पन्‍था'?-यह ज्ञान- 
मार्ग बरह्मके द्वारा अर्थात्‌ जिसने समस्त 
एषणाएँ त्याग दी है, उस परमात्म- 
खरूप ब्रह्मज्षके द्वारा ही अनुवित्त 
है । उस ब्रह्मविद्यारूप मार्गसे अन्य 
ब्रह्मवेत्ता भी ब्रह्मको प्राप्त हो सकता है। 


उस मार्गसे किस प्रकारका 
ब्रह्मतेत्ता जाता है * सो बतलाया जाता 
है---पहले पुण्य करनेवाला होकर 
फिर पुत्रादि एपणाओंसे मुक्त हो जो 
परमात्मनेजमें अपनेको जोडकर उसीमें 
उपशान्त हो गया है अर्थात्‌ इस 
शरीरमें ही उस परमात्मतेजसे 
सम्पन्न आत्मभूत हो गया है, ऐसा 
ब्रह्मेत्ता उस मार्गसे जाता है । 

यहाँ 'पुण्यक्ृत शब्दसे पुण्यादि- 
समुच्य करनेवालोंको ग्रहण नहीं 
किया गया, क्योंकि ज्ञान और कर्मका 
परस्पर विरोध है--ऐसा हम कह 
चुके हैं | इस विपयमें "पाप और 
पुण्यकी निवृत्ति होनेपर जिसे पुनर्जन्म- 
से निर्मम एवं शान्‍्त सनन्‍्यासी 
प्राप्त करते हैं, उस मोक्षात्माको 
नमस्कार है” ऐसी स्मृति भी है 
तथा धर्म और अधर्मका त्याग करो”? 
इत्यादि प्रकारसे पुण्य-पापके त्यागका 


इत्यादिपुण्यापुण्यत्यागोपदेशात्‌; | भी उपदेश दिया गया है। “जो सब 


१०७६ 


बुद्ददारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


रद ७, “न क्‍ व्कपि: 2७. बिक ब्कएि)० ब्ॉर्ट ने: 3. (न -2- “आए 22 «ई>:23७- बट: > पक "हट 22७ रथ 


“निराशिपमनारम्भ॑ निनेमस्कार- 
मस्तुतिम्‌ । अक्षीणं क्षीणकर्माणं 
तंदेवा ब्राह्मणं विदु;॥” “नेताचशं 
ब्राह्मणस्यास्ति वित्त यथकता 
समता सत्यता च | शी खिति- 


दंण्डनिधानमार्जब॑ ततस्ततथ्रोपर- | 
मः क्रियाभ्यः |” इत्यादिस्वृति- | ५ निवत होना है? 


भ्यश्र । 

उपदेक्ष्यति च इहापि तु-- 
“एप नित्यो महिमा त्राह्मणय न 
वर्धते कमेणा नो कनीयान” (४। 


प्रकारकी आगार्ओोसे रहित, आरम्भ- 
शृन्‍्य, नमस्कार और स्तुति आहि न 
करनेवाला, निपिद्राचरणसे रहित 
और क्षीणकर्मा हैं, उसे ठेवगण 
ब्राह्यण ( ब्ह्मत्रेत्ता ) मानते है” 
तथा “अ्द्यत्रेत्तावा ऐसा कोई घन 
नहीं है जेसे कि एकता, समता, 
सत्यता, जील, स्थिति, अहिंसा, 
सरछता ओर विभिन्न प्रकारकी क्रिया ओ- 
उत्यादि स्मृतियों- 
से भी यही वात सिद्ध होती है | 
यहाँ भी “यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य 
महिमा है, जो कर्मसे न तो बढती 
है ओर न घटती ही है?” इस प्रकार 


कर्मके प्रयोजनके अभावमें हेतु बतला- 


४। २३ ) इति कर्मग्रयोजनाभावे | कर “अत इस प्रकार जाननेवाला 


हेतुमुवत्वा, “तस्ादेवंविच्छान्तो 
दान्तः!” (४।४। २३) इत्या- 
दिना सर्वक्रियोपरमम्‌ | तसाद्‌ 
यथाव्याख्यातमेव पृण्यकृत्वम्‌ | 

अथवा यो ब्रह्मवित्‌ तेन एति, 


शान्त, दान्त [उपरत होकर)” इत्यादि 


वाक्यसे सम्पूर्ण क्रियाओंसे उपरतिका 


उपदेश दिया जायगा | अतः यहाँ 
जिस प्रकार ऊपर ब्याख्या की गयी है, 
वही 'पुण्यक्त” का खरूप है | 


दे य ्‌ गसे 
अथवा जो ब्रह्मेत्ता उस मा 


हर ड़ जाता है वह पुण्यकर्मा और तेजस 
स उप्यकृत्‌ तेजसश्-- शत जह्म- | है. इस प्रकार यह ब्रह्मवेत्ताकी 


विस्स्तुतिरेषा; पुष्यक्ृति तैजसे च | उति है। पष्यक्त और तैजस 
योगीमें महाभाग्य रहता है--यह 


योगिनि महाभाग्य॑ प्रसिद्ध छोके, | छोकमें प्रसिद्ध है, अत लोकमें 


ब्राह्मण ४ ] शाइरसाष्याथे १०७७ 


ब्वरसि:) ० बी) बाप) बर्फ बलि "कर 0:22 बाई ब्कप्ल:फ नि: नए 2 नई. आय: 
ताभ्यामतो ब्ह्मवित्‌ स्तूयते | प्रख्यात महाभाग्यशाली होनेके कारण 
इन दोनों विशेषणोंसे ब्रह्मत्रेत्ताकी 

प्रख्यातमहाभाग्यवाल्ोके ॥ ९॥। | स्तुति की जाती है ॥ ९॥ 





विद्या और अन्वारत पुरुषोंकी गति 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येविद्यामपासते । 
ततो भूय इब ते तमों य उ विद्याया< रताः ॥१ ०॥ 
जो अविय्या ( कर्म ) की उपासना करते है, वे अज्ञानसज्ञक अन्ध- 
कारमे प्रवेश करते हैं और जो विदा ( कर्मकाण्डरूप त्रयीत्रिया ) में रत हैं, 
वे उनसे भी अधिक अन्धकारमे प्रवेश करते हैं || १० ॥| 


अन्धम्‌ अदशनात्मक॑ तम नव अर्थात्‌ ससारके नियामक 
संसारनियामक्क प्रविशन्ति प्रति- | अदशनात्मक (अज्ञनरूप) अन्धकार- 
पच्चन्ते; के ? ये अविद्यां विद्यातो- |» #वेश करते हैं, कौन ? जो 
उ्यां. साध्यसाधनलक्षणाम्‌ हक अप मिन् 5 
उपासद 9 
उपासते, कर्म अनुवर्तन्त इत्यथः॥ | ५ हक पे जेडामन 
करते हैं, और उससे भी भूय: इव---- 
ततस्तस्पादपि भूय इंच बहुतर- | यो कक 
पद ते प्रशिशन्ति: के? गे ड मानो अधिकतर अन वे प्रवेश 
करते हैं, कौन ? जो बिद्यार्मे अर्थात्‌ 
विद्यायामू, अविद्याबस्तुप्रति- अविद्यारूप वस्तुका प्रतिपादन करने 
पादिकायां कमोथोयां त्रय्यामेव | वाल कर्मार्था त्रयीबिद्यामें रत यानी 
विद्यायाम्‌ , रता अभिरताः । विधि- 


अभिनिविष्ट हैं | अर्थात्‌ जो ऐसा 
प्रतिषेघपर एवं चेदः, नान्‍्यो-| समझकर कि वेद तो विधि-प्रतिषेध- 
परक ही है, उससे भिन्न नहीं है, उप- 
निषदर्थकी उपेक्षा करनेवाले हैं || १ ०॥ 


5स्ति-इति, उपनिषद्थोनपेक्षिण 
॥१०॥ 


१०७८ 


चृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय 2 


नव: बा: ब्बपि:पे बप3 "ईपि-)0 बम: बटन. १८८2. बट 4० «कई :2क्‍9. «८२2... (०7.9. 


अज्ञानियोंको प्राप्त होनेवाले अनन्द लोकोंका वर्णन 


यदि ते अदशनलक्षणं तमः | 


यदि थे अठ्नात्मक अन्चकार्रम 
प्रवेश करते हैं तो दोप क्या है ? 


प्रविशन्ति, को दोपः ? इत्युच्यते - । यह बरतलाया जाता है-- 
अनन्दा नाम ते लोका अन्धेन तमसाबृताः। 
तारे प्रेत्याभिगच्छन्त्यविद्वा< सोपबुधो जनाः ॥ १ १॥ 
वे अनन्द ( असुख ) नामके लोक अन्बतमसे व्याप्त है, वे अविद्वान्‌ 
और अज्ञानीलोग मरकर उन्हींको प्राप्त होते हैं | ११ ॥ 


अनन्दा अनानन्दा असुखा 
नाम ते लोकाः, तेन अन्धेना- 
दर्शनलक्षणेन तमसा आबइता 
व्याप्ताः--ते. तस्याज्ञानतमसो 
गोचराः । तान्‌ ते प्रेत्व मृत्वा 
अभिगच्छन्ति अभियान्ति; के १ 
ये अविद्वांस:; कि सामान्येन अ- 
विद्वत्तामात्रेण १ नेत्युच्यते -- 
अबुध;, चुधेः अवगमनाथेस्य 
धातोः क्रिप्प्रत्ययान्तस्थ रूपम्‌ , 
आत्मावगमवर्जिता इत्यथ:; जना; 
प्राकृत्त एवं जननधर्माणो वा 
इत्येतत्‌ ॥११॥ 


अनन्द--अनानन्द अर्थात्‌ अछुख 
नामके वे छाक उस अन्य-- -अदर्शन- 
रूप अन्वकारसे आबृत---्याप्त हैं, 
अर्थात्‌ वे उस अज्ञानान्वकारके व्रिपय 
हैं । उन्हे बे मरकर प्राप्त होते हैं, 
कौन ? जो अविद्वान्‌ हैं, क्‍या 
सामान्य अविद्वत्तामात्रसे ही उन्हें प्राप्त 
होते हैं ? नहीं, यह वतलाया जाता 
है---जो अबुध्‌ हैं, यह अवग्यर्थक 
बुध थातुका क्रिपूप्रत्ययान्तरूप है, 
अर्थात्‌ जो आलज्ञानसे रहित हैं, 
वे जना--उपयुक्त प्राकृन लोक ही 
अथवा जननवर्मा [ मनुष्यादि ही उन 
लोकोंको प्राप्त होते हैं |] ॥ ११॥ 


ऊआा जज“ कंस 
आत्मनक्ी निश्चिन्त स्थिति 


आत्मानं चेद्‌ विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छुन्‌ कस्य कामाय शरीरमनुसज्ज्वरेत्‌ ॥ १ २॥ 


च्रान्‍्मण ४ ] शाउरभाप्याथ १०७९ 
ब्यडॉ एप बर्टये-2७- ब्यॉ-30७ बग--ऐ ब्य2... व्यय  बई ० अपने, “कई ब्वर् 20 न 22. ०र्ट >-क्‍- 

यदि पुरुष आत्माकों 'मे यह है! इस प्रकार विशेषरूपसे जान जाय 
तो फिर क्‍या इच्छा करता हुआ और किस कामनासे शरीरके पीछे सन्तप्त 
हो १॥ १२॥ 


आत्मानं ख॑ं पर स्वेप्राणि-. यदि सहसोमें कोई एक आत्मा- 
| को---अपने परखरूपको--सम्पूर्ण 
| ग्राणियोंकी बुद्धित्तिको जाननेवाले 
दिधरमातीतम्‌ , चेद्‌ यदि, विजा- , हथस्प और क्षुघरादि धर्मोसि अतीत 
नीयात्‌ सहस्ेप॒ कश्रित्‌ः चेदिति : आत्माको विशेषरूपसे जान जाय, 
दे देर वति 'चेत्‌” इस निपातसे श्रुति आत्मत्रिया- 
आत्मावद्याया दुलभस्॒ दर्शवातः है दुर्लभता प्रकट करती है, किस 
कथम्‌ १? अय॑ पर आत्मा सबे- प्रकार जान जाय ? यह पर आत्मा 
प्राणिप्रत्ययसाध्षी, यो नेति सम्पूर्ण प्राणियेकि प्रत्ययो ( ज्ञानों ) 
._ .. का साक्षी, जो भनेति नेतिः इत्यादि 

नेतीत्यायुक्तः, यसान्नान्यो5स्ति ,क्योद्दारा कहा गया है, जिससे 
द्रण्ट श्रोता मनन्‍्ता विज्ञाता, समः ' मिन्न कोई दूसरा द्रष्टा, श्रोता, मन्‍्ता 
सर्वभूतखो नित्यशुद्ुद्युक्त- और बिज्ञाता नहीं है तथा सम, सम्पूर्ण 
भूतामें स्थित और नित्य-शुद्ध-बुद्ध 

मुक्तचरूप है, वह में हँ--इस 
पूरुपः पुरुषपः, स॑ किमिच्छचू-- | श्रकार जो पुरुष [ जान जाय] वह 
तत्खरूपव्यतिस्क्तिम मर अन्यहस्तु क्या इच्छा करता हुआ----उस अपने 
मर जा, अतिरिक्त किस दूसरी फलभूत 
फेलभुत करामच्छनू कस वा | बस्तुकी इच्छा करता हुआ अथवा किस 
अन्यस आत्मनों व्यतिरिक्तस्थ | आत्मासे भिन्न चस्तुकी कामना अर्थात्‌ 
कामाय प्रयोजनाय; न हि तस्य / “नितकेडिये--क्योंकि उस आत्मा- 
॥ के लिये कोई इच्छा करनेयोग्य फल 

अआत्मन एछत्य फर्म, ने। है ही नहीं और न आत्मासे मित्र कोई 
चाप्यात्मनोउन्यः अस्ति, यस्य | अन्य पदार्थ ही है, जिसकी कामनासे 


मनीपितज्जच॑. हृत्यमशनाया- 


खभमावः--असखि मवामि--इतिः 


१०८० चृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कर्टन बस. ब्कॉि परे नि 2 ब्क्टिति पक न्य-22 ब्वर्ट य: 3 नर्स गे 2 ० “77७० ब्आर्ट मे: न्यर्टस0+ आर्ट 3० 


कामाय इच्छति, सर्वस्य आत्म- | वह इच्छा करे, क्योंकि वह तो सत्रका 
आत्मखरूप हो जाता है | अत* वह 
क्या इच्छा करता हुआ और किस 
कामाय शरीरमनुसंज्व रेत्‌, अंशेत्‌, | कामनाके लिये अरीरके पीछे सन्‍्तप्त-- 
अप पलित 'खी। हो ? अर्थात्‌ अरीररूप उपाधिके 
दःखमत दुःखी | के पीछे दुखी हो--शरीस्के 
स्थातू, शरीरतापमनुतप्येत | | तापसे अनुतप्त हो । 
अनात्मदशिनो हि तद्‌ व्यति- जो शरीरादि अनात्मामें आत्मबुद्दि 
करनेवाला है, आत्मासे भिन्न वस्तुकी 
रिक्तवस्त्वन्तरेप्सो:।'ममेद॑ स्यात्‌, | इच्छा करनेवाले उस अनात्मन्को ही 
| बह ( अनुताप ) [ हो सकता है ] । 
पुत्र इृदसू, भायाया इंदस! : पमुझे यह मिल जाय, पुत्रको यह मिऊ 
जाय, पत्रीको यह हो जाय” इस प्रकार 
इच्छा करता हुआ वह पुन -पुन 
जन्म-मरणपरम्परामें पडा रहकर 
शरीरके रोगके पीछे रोगी होता है । 
रुज्यते; सर्वात्मद्शिनस्तु तद- | किन्तु सर्वत्मदर्शंको ऐसा होना 
असम्भव है---यही वात श्रुति यहाँ 





भूतत्वात्‌; अतः किमिच्छन्‌ कस 


इत्येबमीहमानः पुनः पुनर्जनन- 


मरणप्रवन्धरूठ:. शरीररोगमनु 


संभव इत्येतदाह ॥१२॥ बतलाती है | १२॥ 
---++७&-छेै(६६७५+--- 
आत्मन्नका महत्त्व 
किं च-- | इसके सिवा-- 


यस्यानुवित्तः प्रतिबुद् आत्मास्मिन्‌ संदेहो गहने 
प्रविष्ट | स विश्वकृत्‌ स हि स्वस्थ कतो तस्य छोकः स 

उ छोक एवं ॥१३॥ 
इस अनेकों अनर्थोसे पूण और विवेक-विज्ञानके व्रिरोधी विषम 


ब्राह्मण ४ ] शाइरसाष्यार्थ १०८१ 
ब्कॉररे20७. ब्काप व्यय ने), बह किट) नर्टिट2- कई 23 “कार्ट: बा 222 बा: नाटक 
शरीरमें प्रविष्ट हुआ आत्मा जिस ब्राह्मणको प्राप्त और ज्ञात हो गया है, 
वही विश्वक्ृत्‌ ( कृतकृत्य ) है वही सबका कर्ता है, उसीका लोक है और 
स्वयं वही छोक भी है ॥ १३ ॥ 
यस्य ब्राह्मणस अनुवित्त---,. जिस ब्राह्मणको आत्मा अनुवित्त- 
| अनुलब्ध और प्रतिबुद्ध--साक्षात्क्ृत 
अनुलब्धः, प्रतिबुद्धः साक्षात्कृतई, ' है। विस अकारो-5 मा वजह है 
कथम्‌ ९ अहमसिि पर बक्षोत्येब॑ इस प्रकार प्रत्यगात्मखरूपसे ज्ञात 
है, इस सन्देद्य--सन्देह अर्थात्‌ 
| अनेकों अनर्थ-समूहोंके पुश्च॒ और 
असिन्‌ संदेझ्षे संदेहे-अनेकानथथ- | गहन--विषम यानी विवेक-विज्ञानके 
संकटोपचये, गहने विषमे-अनेक-, अनेकों शतसहस्र प्रतिपक्षेके कारण 


तहत विवि - विषमस्थानमे प्रविष्ट हुआ जो आत्मा 
शतसहस्रविवेकविज्ञानप्तिपक्षे ., है, वह जिस ब्राह्मणको ग्रतिबोध--- 
विषमे प्रविष्ट: ; स यस्य ब्राह्मण- | साक्षात्कारके द्वारा उपलब्ध है--- 
स्याउवित्तः प्रतिबोधेनेत्यथ;; स | की तात्य है, वह 
विश्वकृत्‌--विश्वका कर्ता ( रचने- 

विश्वकृद्‌ विश्वस्य कतो; वाला ) है | 


प्रत्यगात्मतवेनावगतः; आत्मा 


कथं विश्वकृत्तस, तस्य किं। उसका विश्वकर्तत्व किस प्रकार 
रच है, क्या “विश्वक्ृतः यह उसका नाम 
विश्वकादात नाम इत्याशड- 

अल] “8 - है * ऐसी आशंका करके श्रुति 
फ्याह--स हि यस्मात्‌ स्वस्थ | कहती है--क्योंकि वही सबका 
करती, न नाममात्रमू; न केवल कर्ता है, यह केवल उसका नाम ही 
तक ; न केवल नहीं है | वह किसी अन्यके द्वारा 
पिश्वक्नत्‌ परप्रयुक्तः सन्‌, कि | प्रेरित होनेसे विश्वक्ृत्‌ नहीं है, तो 


तहिं ? तस्य छोकः सर्वः; किमत्यो | "ये है ! उसीका सारा 


है लोक है | तो क्या छोक दूसरा है 
लोक, अन्योज्सौ १ इत्युच्यते-- | और वह दूसरा है *-...इसपर कहा 





१०८२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कॉ टक ब्कई2क, -क: 2७ बम बर(>८ 2 ब्(-फ- नॉन जम: ब्र्ट< ७ 5० ब्यॉर्ट जप न्य्ट :प- 
स॒ठ लोक एव; लोकशब्देन | जाता है---त्रही छाक भी है | यहाँ 
लोक? गब्दसे आत्मा कहा गया है। 
तात्पर्य यह हे कि सत्र आध्मा उसके 
स्‌ च सर्वस्थास्मेत्यथः । । ते ओर बह सबका आत्मा है। 
य एप त्राह्मणेन प्रत्यगात्मा. आत्मा अनर्थपूर्ण और गहन शरीरमे 
प्रत्रिष्ट है-इस प्रकार जिस इस प्रत्य- 
गात्माको ब्राह्मणने साक्षात्कारके द्वारा 
अनर्थसंकटे गहने ग्रविष्ट स न, उपलब्ध कर लिया है, वह ससारी 
| जीत्र नहीं है, अपि तु पर ही है, 
| | क्योंकि वह विश्वका कर्ता है, सत्रका 
विश्वस्॒ कर्ता स्वस्थ आत्मा, तस्थ | आत्मा हैं और उसीके सब्र आत्मा 


आत्मा उच्यते; तस्य सर्व आत्मा, | 


प्रतिवुद्धलयथा अनुवित्त आत्मा 
संसारी, किं तु पर एव; यस्ाद 


च्‌ सर्व आत्मा | 'एक एवाहि- , हैं | इस मन्त्रका तात्पर्य यह है कि 
तीय “लक, ' मे एकमात्र अद्वितीय परात्मा ही 
* पर एवासि! इत्यलुसंधातव्य ' ___सा. अतुसस्धान करना 


इति छोकाथे; ॥१३॥ । चाहिये ॥ १३ ॥ 





आतलज्ञानके प्िना होनेवाली दुर्गाति 
कि च-- | वबा-- 
५ हक जे ट चेदवेदिमहती ० ८0 
इहेव सन्तो5थ विद्यस्तद्वयं न +हती विनष्टिः । 
ये तढिद्रम॒तास्ते मबनन्‍्त्यथेतरे दुःखमेवापियन्ति ॥१ ४॥ 
हम इस शरीरमें रहते हुए ही यदि उसे जान लेते हैं [तो कतार्थ हो 
गये ] यदि उसे नहीं जाना तो बड़ी हानि है | जो उसे जान लेते हैं, वे 
अमृत हो जाते हैं, किन्तु दूसरे छोग तो दु खको ही भ्राप्त होते है ॥१४॥ 
इहैब-अनेकानथेसंकुले सन्‍्तो | यहाीं---इस अनेकों अनर्थपूर्ण 


शरीरमे रहते हुए ही अर्थात्‌ अज्ञान- 
भवन्तः, अज्ञानदीधघनिद्रामी हिताः | रूप दीर्घ निद्रासे, मोहित रहते हुए ही 








प्रान्‍्मण ४ ] 


शाउरभाप्याथे 


१०८२ 


ब्3 ब> 0. ज( 0० बल: 2 ब्विय ० ब्रटफ ब्वप२- +००-० ब्व(-:०- न्य्टिय परे नये न्कॉर्ट 2 


सन्‍्तः, क्थ॑चिदिव ब्रह्मतखम्‌ | 
आत्मत्वेन अथ विश्यो विजानीम:, 
तदेतद्‌ नरम प्रक्ृतम्‌: अहो वर्य॑ 
कृताथो इत्यगिप्रायः । यदेतदू तर 
विजानीमः, तदू न चेदू विदित- 


' बन्‍्तो चयम्‌--वेद्न॑ वेद, 
वेदोष्सास्तीति बेदी, वेब 
चेदिः, न वेदिः अवेदिः, ततः 
अहम्‌ अधेदि: स्थाम्‌ । यदि 


अवेदिः खाम्, को दोपः स्थात्‌? 
महती अनन्तपरिमाणा जन्म- 
मरणादिलक्षणा विनष्टि:--विन- 
शनस्‌ । अहो वयमस्मान्महतों 
विनाशाद निमुक्ताश, यददहयं 
ब्रह्म विदितवन्त इत्यर्थः । 

यथा च्‌ वय॑ ब्रह्म विदित्वा 
अम्मादू विनशनाद विप्रमुक्ताः, एवं | 
ये तद्विदुः, अम्ृतास्ते मबस्ति; ये ! 
पुनः नवं ब्रह्म विदु, ते इतरे 
त्रह्मविद्धयोबल्ये. अन्नह्मविद्‌ 
इत्यथ;, दुःखमेव जन्ममरणादि- 
लक्षणमेव्र अपियन्ति प्रतिपचचन्ते, 


न कदाचिदष्यविद॒पां ततों 





किसी प्रकार यदि हम उस ब्रह्मतल्लको - 
प्रकरणप्रात्त इस ब्रह्मकों आत्मभावरसे 
जान छें तब तो अहो | हम कृतार्थ 
हो गये--एसा इसका अभिप्राय हैं। 
हम जिस इस ब्रह्मकों जानते 6, यदि 
उसे एमने न जाना होता, वेद! का 
अर्थ बेदन है, जिसे वेद (ज्ञान ) ऐ, 
उसे बेदी कहते है, ब्ेदीकों ही 'चेदि! 
कहा गया ह,जो वेदि न हो वह “्अवेदि! 
है,--तो इससे मे अब्रेडि हो जाता । 
यदि मे *अवेदि' हो जाता तो क्या दोप 
होता * महती--जन्म-मरणादिरूप 
अनन्त परिमाणवाली विनष्टि--क्षति 
होती | तात्पर्य यह हैँ कि हमने जो 
अद्यय ब्रह्मतत्तको जान लिया है, इससे 


। अहो ! हम महान्‌ ब्रिनाअसे मुक्त 


हो गये & । 

जिस प्रकार त्रद्मको जानकर हम 
इस विनाशसे सम्यक्‌ प्रकारसे मुक्त हो 
गये है, इसी प्रकार जो उसे जानते 
ले, थे अमृत हो जाते है | किन्तु जो 
उसे इस प्रकार नहीं जानते, वे 
इ्तर--बह्मवेत्ताओसे भिन्न अन्य लोग 
अर्थात्‌ अन्रह्मवेत्ता जन्म-मरणादिरूप 
दु.खको ही प्राप्त होते हैं । तात्पर्य 
यह है कि अज्ञानियोंकी उससे कभी 
निवृत्ति नहीं होती, क्‍योंकि वे 


१०८४ बृहद्ारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बसी. बाई स्‍७, बकार29, वर. कई :2:७. "कई: ब्यईप4०० नई: कई २77०७ न्यॉर्ट २? बॉ - 2 न्यास >;्फेक- 
विनिधृत्तिरित्य4:; दुःखमेव हि | ढु खको ही ( दुःखमय शरीरको ही) 
ते आत्मत्वेनोपगच्छन्ति ॥१४॥| | आत्मभावसे ग्रहण करते हैं ॥१४॥ 





अमेददर्शा' आत्मन्नकी निर्मयता 
यदेतमनुपव्यत्यात्मानं देवमझ्सा । 
इंशानं भूतमव्यस्य न ततो बिजुगुप्सते ॥१५॥ 

जब्र भूत और भविष्यतक्ते खामी इस प्रकाशमान अथवा कर्म- 
फलदाता आत्माको मनुष्य साक्षात्‌ जान लेता है तो यह उससे अपनी रक्षा 

करनेकी इच्छा नहीं करता || १५ [| 
यदा पुनरेतमात्मानम्‌ , कथं- .. किन्तु जिस समय मनुष्य किसी 
चित्‌ परमकारुणिक॑ कंचिदा- | प्रकार किसी परम करुणामय आचार्यके 
चाय प्राप्य ततो लब्धग्रसादः ' पास पहुँचकर उससे प्रसाद पाकर 
सन्‌, अनु पश्चात्‌ पश्यति साक्षा- | फिर इस आत्माको देख लेता है अर्थात्‌ 
त्करोति खमात्मानस्‌, देव॑ इस देव--बोतनवान्‌ अथवा कर्मेकि 
द्योतनवन्त॑ दातारं॑ वा सर्च- । अनुसार ग्राणियोंके सम्पूर्ण करमफर्छों- 
प्राणिकमफलानां. यथाकर्मालु- | को देनेवाले तथा भूत-भविप्यत्‌ आदि 
रूपस्‌, अज्ञसा साक्षात्‌ , ईशानं | तीनों का्ोंके खामी अपने आत्माका 
सामिनं भृतमव्यस्थ कालत्रय- | साक्षात्कार कर लेता है, उसे 
स्पेत्येतत्‌--न ततस्तस्रादीशा- | अन्लसा--साक्षात्‌ जान लेता है, तो 
नादू देवादात्मानं॑ विशेषेण | उस ईशानदेवसे अपनेको विशेषरूपसे 
जुगुप्सते गोपायितुमिच्छति । | सुरक्षित रखनेकी इच्छा नहीं करता। 
सर्वो हि लोक इेश्वराद्‌ मुप्ति- | मेददर्शी सभी छोग ईश्वरसे अपनी 
मिच्छति भेददर्शी; अय॑ स्वेक- | सं चाहते हैं, किन्तु यह अमेददर्शों 
विभेति . | किसीसे नहीं डरता, इसलिये जब 
त्वदर्शी न विभेति कुतश्चन; अतो | यह ईशानदेवको साक्षात्‌ आत्मरूपसे 
न तदा बविजुमुप्सते, यदा ईशान ' देखता है तो अपनेको सुरक्षित 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथे 


२०८७ 


४८२०. - २८७. (2: पी 2०- बस, बन आर्य: ब्व्प्ट2०- २५-2० 29. बकसिटटफ बट 


देवमज्जसा आत्मत्वेन पर्यति | 
न तदा निन्‍्दति वा कंचित्‌, 
सबेम्‌ आत्मान॑ हि पश्यति, स एवं 


पश्यन्‌ कमसो निन्धात्‌ १॥१५॥ 





रखनेकी इच्छा नहीं करता । अथवा 
'त विजुगुप्सते---उस समय किसी - 
की निन्‍्दा नहीं करता, क्योंकि सबको 
अपना आत्मा ही देखता है। जो इस 
प्रकार देखनेवाला है, वह किसकी 
निन्‍्दा करे १॥१०॥ 


देवोंद्रारा उपास्य आयुसज्ञक वह्म 


कि च-- 


यस्मादवोक्संवत्सरोहोभमिः 


तथा--- 


परिवतेते । 


तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिरायुहॉपासतेपस्नतम्‌ ॥१४७॥ 


जिसके नीचे संवत्सरचक्र अहोरात्रादि अवयबोंके सहित चक्कर 
लगाता रहता है, उस आदित्यादि ज्योतियोंके ज्योति .खरूप अम्ृतकी देवगण 
“आयु? इस प्रकार उपासना करते हैं॥ १६॥ 


यसादीशानाद्‌._ अवाक , 
यस्तादन्यविषय एवेत्यर्थः, संव- 
त्सरः कालात्मा सवेस्य जनिमतः 
परिच्छेत्ता, यम्र॒ अपरिच्छिन्दन्‌ 
अवोगेव ब्तेते, अहोभिः खा- 
वर्यवेः--अहोरात्रेरित्यथ;; .तदू 
ज्योतिषां ज्योति:---आदित्यादि- 
ज्योतिषामप्यवभासकत्वात्‌ , 
आयुरित्युपासते देवा), अस्त 
ज्योतिः--अतोड्न्यद्‌ ग्रियते, न 
हि ज्योतिः | 


जिस ईशानसे अर्वाक्‌ अर्थात्‌ 
जिससे दूसरे ही विषयवाला सवत्सर- 
कालात्मा --जो सम्पूर्ण उत्पन्न होने- 
वारलोका परिच्छेद करनेवाला है, उस 
(ईशान) का परिच्छेद न करता हुआ 
'अहोमि ? अर्थात्‌ अपने अवयव अहो- 
राजके द्वारा उससे नीचे ही रहता है, 
आदित्यादि ज्योतियोंके भी प्रकाशक 
होनेके कारण उस ज्योतियोंके ज्योति- 
की देवगण “आयु? इस प्रकार उपासना 
करते हैं । वह अमृत ज्योति है, 
उससे अन्य ज्योति मरती है, परन्तु 


यह ज्योति नहीं मरती | 


१०८६ बृहद्ारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
अ्बरपट बाप्ूय ब्व२0- ८८2 नाप ८20... «८१... बाप ि .(2 2 लय ब८22 २८२२ 
सर्वस्य हि एतज्ज्योतिः आयु;; | यद्द ज्योति सभीकी आयु है। 
क्योंकि देवगण इस व्योतिकी 
आयुरूष गुणक्रे कारण उपासना 
ज्योतिरुपासते, तस्ादायुप्म- | करते है, इसलिये वे आयुप्मान्‌ होते 
हैं | अत तात्पर्य यह है. कि जिसे 
आयुकी इच्छा हो वह त्रह्ममी आयुरूप 
शंणेनोपास्य॑ त्रह्ेत्यथः ॥१ ६॥ | गुणके द्वारा उपासना करे ॥१६॥ 


आयुगुणेन यसाद्‌देवास्तद्‌ 


न्तस्ते । तस्मादायुष्कामेन आयु- 





तर्वाधारयूत् बह्मकों जाननेवाट्य में अमृत ही हूँ 
कि चं-- |. तथा--- 
यस्मिन्पञ्व पदञ्यजना आकाशश्र प्रतिठ्ितः । 


तमेव मन्य आत्मान॑ विद्वान वह्माम्रतोपस्रतम्‌ ॥ १ ७॥ 
जिसमें पाँच पद्चजन और [ अब्याकृतसज्ञक ] आकाश भी प्रतिष्ठित 
है, उस आत्माको ही मैं अमृत ब्रह्म मानता हूँ | उस ब्रह्मको जाननेवाल 
में अमृत ही हूँ ॥| १७॥ 
यसिन्‌ यत्र ब्रह्मणि, पश्च | जिसमें--जिस बह्ममे पाँच 
पश्चजना;--गन्धरवादयः पश्ैव पश्चजन---गन्धर्वादि, क्योकि गन्धर्व, 


४ _ पितर, देव, अछुर और राक्षस इस 
सख्याता |] गे न्धवो ४ हम. 0. 
ल्‍्याता गन्धरवांः पिंतरों देवा |, ३ पॉच ही गिने गये हैं, अथवा 


असुरा रक्षांसि--निषादपश्चमा निपाद जिनमें पाँचवाँ है, वे ब्राह्मणादि 
वा वर्णाघ, आकाशश्र अव्याकृता- | वर्ण तथा अव्याकृतसज्षक आकाश, 
र्य;--यस्न्‌ सन्नस्‌ ओत॑ च | जिसके विधयमें 'जिसमें सूत्र ओतपग्रोत 
प्रोत॑ च--यसिन प्रतिष्ठित: 'शत- है? ऐसा कहा गया है, ये सब जिसमें 

; प्रतिष्ठित हैं, “हे गार्गि ! इस अक्षरमें 
सिन्‌ नु खल्वक्षरे गाग्योकाशः” | ही आकाश ओतप्रोत है”? ऐसा पहले 
(३।८ | ११) इत्युक्तम्‌; तमेव कहा भी गया है, उस आत्माको ही 


ब्राह्मण ४ ] शाइुरभाष्यार्थ १०८७ 
ब्वॉ्ट बरस: ब्वा(५३22७. यार, बट बार: २०६०-2२ जी बह: प कॉएेट बिक नए टिक- 
आत्मानस्‌ अमृत ब्रह्म मन्‍ये अहम, | मे अत अं मानता हैँ, उससे 
न चाहमात्मान॑ ततोउन्यत्वेन | # “पते मैं आत्माको नहीं जानता। 

मं ५ तो फिर क्‍या हुआ ?--उस ब्रह्मको 
हि । कि तहिं ? अग्रतो5 ब्रह्म | आसतेवाढा होनेसे में अपर हूँ, मैं 
विद्वान सन्‌; अज्ञानमात्रेण तु | अज्ञानमात्रसे ही मरणधर्मा था, उसकी 
मत्योप्हमासस; . तदपगमाद्‌ | निवृत्ति हो जानेसे मै ब्रह्मतेत्ता अमृत 
विद्वानहमम्रत एवं ॥१७॥ ही हूँ ॥१७॥ 

--++क९222-+--- 
ब्रह्मको प्राणका प्राणादि जाननेवाले ही उसे जानते हैं 

किं च तेन हि चेतन्यात्मज्यो- | तथा उस आत्मभूत चैतन्यात्म- 
तिषावमास्यमानः प्राण आत्म- | ज्योतिसे प्रकाशित होता हुआ ही 
भूतेन्‌ प्राणिति, तेन ग्राणस्यापि | प्राण ग्राणक्रिया करता है, इसलिये 
प्राप४ सः-- बह प्राणका भी प्राण है-- 


प्राणस्य. प्राण्त चह्लुषश्रक्लुरुत श्रोन्नस्य श्रोत्र 

मनसो ये मनो विद्ुः। ते निचिक्युब्रेह्म पुराणमग्रयस्‌ ॥१८॥ 

जो उसे प्राणका प्राण, चक्षुका चक्षु, श्रोत्रका श्रोत्र तथा मनका मन 
जानते है, वे उस पुरातन और अग्रय ब्रह्मको जानते हैं ॥१८॥ 


ते प्राण्य पग्राणमू; तथा | उसेजो ग्राणका प्राण तथा चक्षुका 


चक्षुपो5पि चल्लुः; उत श्रोत्रस्यापि डे 2 78 का सा 
दिल ब्रह्मशवत्यधिष्ठित * ६७ ) जातियों त्रह्मका शा ञअ री 
श्रोज्रस्‌ ; नी हि अक्षु आदिमें ही दर्शनादिका सामर्थ् 


क्षुरादीनां ० 
च दशनादिसामथ्येम्‌; | है, चैतन्यात्मज्योतिसे शून्य होनेपर 
खतः काप्ठलोष्टसमानि हि तानि | गो वे खतः काष्ठ और मिट्टीके ढेलेके 
चैतन्यात्मज्योतिःशन्यारि समान हैं-- तथा वह मनका भी 
त्मज्योतिःशुन्यानि; मन- 
० ने। सन | कर है-इस प्रकार जो जानते 
सो$पि मन।--इति थे विदु।-- 


के हे हैं अर्थात्‌ चक्षु आदिके व्यापारसे 
चक्षुरादेव्यापारानुमितास्तित्व॑ | जिसके अस्तित्वका अनुमान होता है, 





१०८८ बृहदारण्यफीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कर्टडफ ब्प>: नपय कर बार: बाप: 2० बापू ब८े2. ७८ बाप 5८२2 ब्य्टल2७० 2 
प्रत्यगात्मानम्‌, न विषयभूतं | उस प्रत्यगात्माको जो वह इन्द्रियोंका 
ये बिदः, ते निचिक्यु/--निश्चयेन | न नभूत नहीं हैं? इस प्रकार जानते 

हक गा सिई हैं, उन्होंने पुराण--पुरातन और 
ज्ञातपन्तो त्रह्म, पुराण॑ चिरंतनम, | ? डा अ 


जे ला अग्रव--आगे रहनेबाले ब्ह्मको निश्चय 
अश्यम््‌ अर्ग्र भवम्‌ । तदथदात्म- | ॥ जाता है । “बह जिसे आत्मक्ेत्त 


विदो विदुः” (मु०उ० २।२। ९) | जानते है” ऐसा आदर्वण-श्रुतिमें 
इति ह्याथबंणे ॥१८॥ भी कहा है ॥१८॥ 
। कलर शत मम तक 
नानालवदर्शीका दुर्गीतिका वर्णन 
तद्रह्नदशने साधनमुच्यते-- | उस बद्मदर्शनमें साधन बतलाया 
जाता है- 
मनसेवानुद्र॒ष्व्यं नेह नानास्ति किश्वन | 
मत्योः स झत्युमाप्तोति य इह नानेव पत्यति ॥१&॥ 
ब्रह्मको आचार्योपदेशपूर्वक मनसे ही देखना चाहिये | इसमें नाना 
कुछ भी नहीं है | जो इसमें नानाके समान देखता है, वह मृत्युसे मृत्युको 
प्राप्त होता है ॥ १९ ॥ 
मनसेव परसाथज्ञानसंस्कृतेन 
आचार्थेपदेशपूर्वक॑ चानुद्ग्॒ट- 
व्यम्‌ | तत्र च दशनविषये 
त्रह्मणि नेह नाना अस्ति किंचन 
किंचिदपि | असति नानातवे, 
नानात्वमध्यारोपयत्यविधया, स 


परमार्थज्ञाससे सस्कारयुक्त हुए 
मनसे ही आचार्योपदेशपूर्वक उसे 
देखना चाहिये | उस दर्शनके 
विषयभूत ब्रह्म नाना कुछ भी नहीं 
है। नानात्वके न रहते हुए ही [जो] 
अवियासे उसमें नानात्वका आरोप 
करता है, वह मृत्यु यानी मरणसे 


मृत्योमेरणात्‌, स॒त्युं मरणम्‌ 
आप्मोति। कोष्सो १ य इह नानेव 
पश्यति | अविद्याध्यारोपणव्य॒ति- 
रेकेण नास्ति परमार्थतों द्वेत- 
मित्यर्थ/ ॥१९॥ 


मृत्यु--मरणको प्राप्त होता है। 
वह कौन है * जो इसमें नानाके 
समान देखता है । तात्पर्य यह है कि 
अविद्याजनित आरोपके सित्रा परमार्थत 
पु 

द्वत नहीं है ॥१०९॥ 

० -- 


डा 


ब्राह्मण ४ | 


शाइस्भाष्याथे 


२१०८९ 


फेक व्य>:?2) ७ व्यॉे: १७, ब्कय: ८- ब्यॉर्ट- 2७७ ब्का72७ वक्के: 20 बय्- ८209 ० से पक नह: 3७. व्य --22 व्यॉर्ट 2], 


बहादर्शनकी विधि 


यस्रादेव॑ तसात्‌-- 


एकघेवानुद्रष्टव्यमेतदप्रमय॑ 


| 


क्योंकि ऐसा है, इसलिये--- 
ध्रुवम्‌ । 


विरजः पर आकाशादज आत्मा महान्‌ घ्रुवः ॥२ ०॥ 


उस ब्रह्मको [ आचार्योपदेशके ] अनन्तर एक प्रकारसे ही देखना 
चाहिये । यह ब्रह्म अग्रमेय, धुत, निर्मल, [ अन््याकृतरूप ] आकाशसे भी 
सूक्ष्म, अजन्मा, आत्मा, महान्‌ और अबिनाशी है |२०॥ 


एकघेव एकेनेव प्रकारेण 
विज्ञानघनेकरसप्रकारेण आका- 
अनुद्गटव्यम्‌, 
यस्मादेतद्‌ ब्रह्म अप्रमयम्र्‌ अग्रमे- 


शवन्निरन्तरेण 


यम्‌, सर्वेकत्वात्‌; अन्येन हि 
अन्यत्‌ प्रमीयते; इद॑ त्वेकमेव, 
नित्यं 


अतोष्प्रमेयम्‌;  ध्रुवं 


कूट्खमविचालीत्यथे; । 

ननु पिरुद्धमिदमुच्यते--अग्र- 
सेयं ज्ञायत इति च; 'ज्ञायते! 
इति प्रमाणेमीयत इत्यर्थ;, “अग्र- 


मेयम! इति च तत्पतिपेधः । 
ब० उ० १३७--१३८ 


एकधा--एक प्रकारसे ही अर्थात्‌ 
आकाशके समान निरन्तर एकमात्र 
विज्ञानधनरसखरूपसे ही अनुदर्शन 
करना चाहिये ( आचार्यपदेशके 
अनन्तर देखना चाहिये ), क्योंकि 
यह ब्रह्म अप्रमय---अग्रमेय है, कारण 
ब्रह्मम सबकी एकता है। अन्यके 
द्वारा ही अन्यकी ग्रमिति ( प्रमावुद्धि ) 
होती है, किन्तु ब्रह्म तो एक ही है, 
इसलिये यह अप्रमेय है। तथा 
प्रुव--कूटस्थ यानी व्रिचलित न 
होनेवाला है । 

शट्जा-किन्तु शत्रह्म अप्रमेय है. 
ओर वह जाना जाता है? यह कथन 
तो विरुद्ध है। जाना जाता है-. 
इससे तो यही तात्पय है कि प्रमाणों- 
द्वारा उसका मान होता है और 
अप्रमेष---ऐसा कहनेसे उसका 
प्रतिपेष होता है | 


१०९० 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


बाप ६2० (९६१०.. -बा८८2० ९८220. बाप बा ब<म 9 बाप बाप ५2 बा 2. 


नेप दोपः, 
अनागमप्रमाणप्रमेयत्वप्रतिषेधाथे- 
त्वात्‌& यथा अन्यानि वस्तूनि 
आगमनिरपेक्षेः प्रमाणेविपयी- 
क्रियन्ते, न तथा एव्दात्म- 
तत््य॑ प्रमाणान्तरेण विषयीकतु 
शकक्‍्यते; सर्वस्थात्मत्वे केन कं 
पर्येद विजानीयात्‌ू--इति प्र- 
मातृप्रमाणादिव्यापारप्रतिपेधेनेव 
आगम्मोषषि विज्ञापयति, न तु 
अभिधानामिधेयलक्षणवाक्यधमी- 
ड्रीकरणेन;  तसान्नागमेनापि 
खर्गमेबांदिवतत्‌ू. तत्‌॒ प्रति- 
पाधते; प्रतिपादयित्रात्मभूत॑ हि 
तत्‌; प्रतिपादयितु प्रतिपादनय 
प्रतिपाद्यविषयत्वातू, भेदे हि 
सति तद भवति | 


अन्यवस्तुत्रद्‌ 


ज्ञानं च तसिन्‌ परात्मभाव- 
निवृत्तिरेद; न तसिन्‌ साक्षा- 
कत॑ज्यः, 


दात्मसावः विद्य- 


इले-+ केक अनजान जज जम 2:32 .ह..ह.#ह.ह.....जतमत-त3ततक8ऋ_त__त+ततह+ +++ 


समाधान-यहाँ यह दो नहीं है, 
क्योंकि “अप्रमेषमः यह विशेषण, 
अन्य वस्तुओंके समान उसके 
आगमातिरिक्त प्रमाणसे प्रमित होनेका 
प्रतिपिष करनेक्रे लिये हैँ | जिस 
प्रकार अन्य वस्तुएं आगमकी अपेक्षा 
न रखकर अन्य प्रमार्णका ब्रिपय 
होती हैं, उस प्रकार यह आत्मतत्त 
किसी अन्य प्रमाणद्वारा त्रिपय नहीं 
किया जा सकता | सभीके आत्मा 
होनेपर किसके द्वारा किसे देखे 
अर्थत्‌ जाने---इस प्रकार ञास्र भी 
प्रमाता-प्रमाणादि व्यवहारका प्रतिपेत्र 
करके ही उसका बोध कराता है, 
प्रतिपाद्य-प्रतिपादकरूप वाक्यके वर्म- 
को खीकार करके नहीं | अत 
शात्र भी उसका खर्ग एच भेरु 
आदिके समान पग्रतिपादन नहीं 
करता, क्‍योंकि वह तो प्रतिपादन 
करनेवालेका आत्मा ही है। प्रतिपादन 
करनेव्रालेका प्रतिपादन तो प्रतिपाच- 
को विपय करनेवाछा होता है और 
यह भेद होनेपर ही सम्भव है | 


यहॉपर अर्थात्‌ देहादि अनात्म 
वस्तुओंमें आरोपित आत्मभावकी 
निवृत्ति ही ब्रह्मविषयक ज्ञान है। उस 
(ब्रह्म ) में साक्षात्‌ आत्मभाव करनेकी 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्म- 


जन्राह्मण ७ ] 


शाइरसभाष्याथे 


१०९१ 


नई 22स्‍, व्याई 2०22४ "्यई:2:७ ्यव2- प्यईए 2: याद व:23, न्याई (2), नें: ०2 ४ न्याई 24%, व्यद>23% -बई १2८23 नया कट 


मानत्वादात्ममावस्य; नित्यो हि 
आत्मभावः सर्वेस्थ, अतृद्विषय इच 
प्रत्यवभासते; तस्सादतहिषया- 
भासनिवृत्तिव्यतिरेकेण न तसि- 
नात्ममावों विधीयते; अन्यात्म- 
भावनिवृत्तो, आत्ममावः खात्मेनि 
खामाविको य।, स केवलो भव- 
तीति--आत्मा ज्ञायत इत्युच्यते; 
खतश्राप्रमेयः ग्रमाणान्तरेण न 
विषयीक्रियते इति उभ्यमप्य- 
पिरुद्धमेव । 

विरजो विगतरजः, रजो नाम 
धर्माधमोदिमलम्‌, तद्गरहित इत्ये- 
तत्‌ । परः--परो व्यतिरिक्तः 
सक्ष्मो व्यापी वा आकाशादपि 
अव्याकृताख्यात्‌ू । अज/--न 
जायते; जन्मग्रतिषेधाद्‌ उत्तरेडपि 
भावविकाराः प्रतिषिद्धा), सर्वेषां 
जन्मादित्वात्‌ । आत्मा, महान्‌ 
परिमाणतो महत्तरः सर्वसात, 
धुवोष्विनाशी || २०॥ 





भाव तो उसमें विद्यमान ही है। 
सबका ही ब्रह्मके साथ आत्मभाव 
नित्यसिद्ध है, केवल अज्ञानवश वह 
अन्रह्मविषयक-सा प्रतीत होता है, अतः 
अन्रह्मविषयक आत्मावभासकी निष्ृत्ति- 
के सिवा उसमें आत्मभावका विधान 
नहीं किया जाता | अन्यात्मभावकी 
निवृत्ति हो जानेपर अपने आत्मार्मे 
जो खाभाविक आत्मभाव है, वह शुद्ध 
हो जाता है, इसलिये आत्मा जान 
लिया गया--ऐसा कहा जाता है। 
किन्तु स्वयं वह अग्रमेय है--किसी 
भी अन्य प्रमाणका विषय नहीं होता, 
अत: उसका अग्रमेयत्व और ज्ञान 
दोनों विरुद्ध नहीं हैं । 


विरज-- रजोहीन है, रज धर्म- 
अधर्मादिरूप मलको कहते हैं, उससे 
रहित है | 'आकाशात्पर? --अव्या- 
कृतसंज़्क जो आकाश है, उससे 
भी पर--व्यतिरिक्त---सूक्ष्म अथवा 
व्यापक है। अज--जन्म नहीं लेता, 
जन्मका पग्रतिषेध करनेसे “अस्ति 
वर्धते! आदि आगेके भाबविकारोंका 
भी ग्रतिषेध हो जाता है, क्योंकि 
सबका आरम्म जन्मरूप भावविकारसे 
ही होता है | वह आत्मा है, महान्‌ 
है---परिमाणमें सबसे बडा है तथा 
ध्रुव-- अविनाशी है ||२०॥ 


“5०४ हल 29899-%०- 


१्ण्ण्र बृद्ददारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बिन पक- ब्वप29, बिक बपि> ० बन: फ्र नर पिफ बहसट पक बाप 20 ०:2० बा ८2:०० “722७ 3-७ 


बह्मनिष्टामें अधिक शासाभ्यात्त बाधक हूँ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्बीत, वाह्मणः । 
नानुध्यायाद्‌ बहजछव्दान्‌ वाचो विग्लापन< हि तदिति।२ १। 
बुद्विमान्‌ ब्राह्मणफो उसे ही जानकर उसीमें प्रज्ञा करनी चाहिये । 
बहुत शब्दोंका अनुध्यान (निरन्तर चिन्तन ) न करे; वह तो वाणीका 
श्रम ही है ॥ २१॥ 

तमीच्शमात्मानमेव, धीरो। पीर अर्थात्‌ बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण उस 
ऐसे आत्माको ही आचार्यके उपदेश 
और आख़से जानकर, शासत्र और 
आचार्यने जिसके त्रिपयका उपदेश 
िशॉोपरधियारिकी | किया है, तथा जो जिज्ञासाकी सर्वया 
रीम्‌, इवीत समाप्ति कर दनेवाली है, ऐसी प्रज्ञा 
त्राह्मणः--एवं पग्रज्ञाकरणसाध- | (बुद्धि ) करे | तात्पर्य यह है कि इस 
प्रकारकी प्रज्ञा उत्पन्न करनेके सावन 
संन्यास, शाम, दम, उपरति, तितिक्षा 

[पु कुयोदित्यथ ९ ५ 
क्षासमाधानानि कुयोदित्यर्थ:। | और समाव्रिका पालन करे । 

न अनुध्यायात्‌ू--नानुचिन्त- | वहत-से शब्दोंका अनुष्पान--- 
येत्‌ | बहून्‌ प्रभूतान्‌ शब्दान्‌ ; अनुचिन्तन न्त करे । यहाँ बहुलका 
तत्र वहुत्वप्रतिपेधात्‌ केवलात्मै- | है हर शक 

कर कत्व डे- 
कत्वप्रतिपादकाः खल्‍पा; शब्दा है आकर 8 कि लिकिय 
अनुज्ञायनतं; “ओमित्पेव॑ रब्दाक अनुशीलनके लिये अनुमति 
अनुज्ञायर १ [सत्यव च्यायथ सूचित होती है । आथर्वण-श्रुतिमें 
आत्मानम” ( म्ु० 3० २।२।६ ) 


है ६ भी कहा है--“आत्माका 3» इस 
अन्या बाचो विम्युश्वथ!” ( झ्ु० | प्रकार ध्यान करे?, “अन्य वाणीका 


उ०२। २|५) इति च आथर्णे | | त्याग करो” इत्यादि | क्योंकि वह 
चाचो विग्लापनं विशेषेण ग्लानिकरं| अधिक राब्दोंका अनुष्यान वाणीका 


धीमान्‌ विज्ञाय उपदेशतः शास्र- 





तथ्व, प्रज्ञां शास्ताचार्यो पदिष्टविपयां 


नानि संन्यासशमदमोपरमसतिति- 


प्राह्मण ४ ] 


शाउरभाष्याथे 


श्ण्ण्परे 


न 0. बरस) 20. बट: 2 बम 0 (70.० बा 20 जे) नि. बट प: 2 +र्ध की ६४६. 


श्रमकरम्‌ , हि यसमात्‌ , तदू बहु- | मिग्लापन--विशेषझूपसे ग्टानि करने- 


शब्दाभिष्यानमिति ॥२९॥ 


| बाला अर्थात्‌ श्रम उत्पन्न करनेवाठा 
ह॥२१॥ 


“जे #ीओएक्रपफए - 
आयमाई साख्ए- उसकी उपछग्धिक साथनसूत संन्यास और 
उइ्पत्मतक्ी रिवतिकाों प्रतिपादन 


सहेतुकों वनन्‍्धमोक्षायभिष्ठितों 
मन्त्रत्नादणास्थाम : छोफेश पुन- 
मॉक्षम्बरूपं विम्तरेण प्रतिपादि- 
तम्‌ । एबमेतम्गिन्‌ आत्मविपये 
सर्यो वेदों बथोपयुक्तो भयति, 
तत्तवा चक्तच्यमिति तदर्थय॑ 
कण्डिका आरभ्यते | तद्च यथा 
अम्मिन्‌ प्रपाठकेउभिद्वितं सप्रयो- 
जनमनद्य अव्रवोपयोग: 
कृत्लख वेठस्थ काम्यराणिवजि- 
तस्व--हत्वेबमय् उक्तार्थानुवादः 
'स वा एप इत्यादिः | 


मन्त्र और ब्राह्मण दोनेके द्वारा 
बन्च और मोक्षका कारणमद्दित 
निन्मण किए गया, एिर मन्त्नोके 
पर इििारिए गाए जंग 
प्रतियादन छिखा गया । रस प्रकार 
सम आत्नगियरं जिस तरह सारा 
मेद उपयोगी होता ह, उसे उसी 
प्रकाश बतलछाना ऐ, अत उसी 
प्रयोजनने यह कण्टिका आरम्म की 
जाती ऐ। इस प्रपाठकर्मग संम्रमोजन 
( पह्युक्त) आत्गशानफा जिस प्रकार 
निरूषण किया गया $, उसी प्रकार 
; उसका अनुयाद करने, काम्यप्रेदराश्ि- 
' को छोड़कर भेष सम्पूर्ण नेदका 
ससीग उपयोग प्रे--यह दिखानेके 
बियि, 'स वा एप. हत्यादि मनन्‍्त्रमें 
उसका अनुप्राद किया गया है--- 


स वा एप महानज आत्मा योत््यं विज्ञानमयः प्रा- 
णेपु य एपो(न्तहंडय आकाशस्तस्मिजछेते सर्वस्य वशी सबब 


स्पेशानः सर्वस्याधिपतिः स 


न साधुना कमंणा भूयाज्ञो 


१०९४ बृद्ददारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्क्ट 4७. टेट न्कये- ने: स्‍ "कई:29७- नई आए :7.७, "कई 722७, व्यय 0:,0. «रई7::2७ कई २-20 


एवासाधुना कनीयानेप सर्वेश्वर एप भूताधिपतिरेप भूतपाल 
एष सेतुविघरण एपां लोकानामसम्भेदाय तमेतं वेदानु- 
वचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाश- 
केनेतमेव विदित्वा मुनिभेवति | एतमेव प्रत्नाजिनो लोक- 
मिच्छुन्तः प्रत्॒जन्ति | एतडः सम वे तत्यूवें विद्वारुसः प्रजां 
न कामयन्ते कि प्रजया करिप्यामो येपां नोप्यमात्माय॑ 
लछोक इति ते ह सर्म पुत्रेपणायाश्र वित्तेपणायाश्र 
लोकेषणायाश्र व्युत्यायाथ भिक्षाचय चरन्ति या होब 
पुत्रेषपणा सा वित्तेषणा या वित्तेषणा सा लोकेपणोंमे 
होते एषणे एब सवतः । स एप नेति नेत्यात्मागृद्यो न 
हि गृदह्यतेशशीयों न हि शीयतेएसड़ी न हि सज्यतेषसितों 
न व्यथते न रिष्यत्येतमु हेवेते न तरत इत्यतः पापम- 
करवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युमे उ हेवेष एते तरति 
नेन॑ कृताकृते तपतः ॥ २२ ॥ 

वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा, जो कि यह प्राणोंमें विज्ञानमय 
है, जो यह हृदयमें आकाश है, उसमें शयन करता है । वह सबको वशमें 
रखनेवाछा, सबका शासन करनेवाछ्ा और सबका अधिपति है | वह शुभ 
कर्मसे बढ़ता नहीं और अशुभ कमसे छोठा नहीं होता । यह सर्वेश्वर है, 
यह भूतोंका अधिपति और भूतोंका पान करनेवाला है | इन लोकोंकी 
मर्यादा भट्ट न हो--इस प्रयोजनसे वह इनको धारण करनेवाल् सेतु है। 
[ उपनिषदोमें मिसके खरूपका दिग्दर्शन कराया गया है] उस इस 


आत्माको ब्राह्मण वेदोंके खाध्याय, यज्ञ, दान और निष्काम तपके द्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं | इसीको जानकर मुनि होता है | इस आत्म- 


ब्राह्मण ७ ] शाह स्माष्यार्थ १्ण्ण्५ 

न्कर्2-2)७ ब्वा्प2०, ब्वपि0 बार्प: 0७. बाप बॉस: 2० ब्यपग७, बाए:७ बरएि: ० एक नई 20० बाप 
लोककी ही इच्छा करते हुए त्यागी पुरुष सब कुछ त्याग कर चले जाते 
( संन्‍्यासी हो जाते ) हैं | इस संन्यासमें कारण यह है---पूर्व॑वर्ती विद्वान्‌ 
सन्‍्तान [ तथा सकाम कर्म आदि ] की इच्छा नहीं करते थे। [ वे सोचते 
थ्े-.]] हमें प्रजासे क्या लेना है, जिन हमको कि यह आत्मछोक अभीष्ट 
है । अत. वे पुत्रैषणा, वित्तेतणा और लोकैंषणासे व्युत्थान कर फ़िर 
मिक्षाचर्या करते थे। जो भी पुत्रेपणा है, वही वित्तेषणा है और जो 
वित्तेषणा है, वही लोकैपणा है । ये दोनों एपणाएँ ही हैं | वह यह 'नेति 
नेति? इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा अगृद्य है, वह ग्रहण नहीं 
किया जाता, वह अशीर्य है, उसका नाश नहीं होता, असन्न है, वह कहीं 
आसक्त नहीं होता, बँवा नहीं है, इसलिये व्यथित नहीं होता तथा उसका 
क्षय नहीं होता । इस आत्मज्ञको ये दोनों (पाप-पुण्यसम्बन्धी शोक, 
हर्ष ) प्राप्त नहीं होते | अतः इस निमित्तसे मैंने पाप किया है [--ऐसा 
पश्चात्ताप ] और इस निमित्तसे मैने पुण्य किया है [ ऐसा हर्ष |-.इन दोनो- 
को ही वह पार कर जाता है । इसे किया हुआ और न किया हुआ 
नित्यकर्म [ फलप्रदान और प्रत्यवायके द्वारा ] ताप नहीं देता |२२॥ 

स इति उक्तपरामशाथेः;| 'सः यह शब्द पूर्वोक्तके परामर्श- 
के लिये है | वह पूर्वोक्त कौन है 
जिसका श्रुति परामर्श करती है 
प्रतिनिदिशति--य एप विज्ञान- | 'य एप विज्ञानमय:” ऐसा कहकर 
श्रुति उसका प्रतिनिर्देश करती है । 
पूर्वोक्त मन्त्रके पहलेवाले वोक्यमें कहे 
क्तसंग्रत्ययो मा भूदिति, य एपः | | हुए आत्माको ही न समझ लिया जाय, 
इसलिये प्य एप:? (जो यह ) ऐसा 
हर कहा है। यह कौन-सा ? सो 'विज्ञान- 
मयः प्राणेष्विति। । मयः ग्राणेपु इस वाक्‍्यसे कहा जाता है| 

उक्तवाक्योछिज्न॑ संशय-| यहों पूर्वोक्त वाक्‍्यका उल्लेख 

१. बीसर्वे मन्त्रके पविरजः पर आकाशात्‌! इत्यादि वाक्यमें |... 


कीञ्सावुक्तः पराम्रश्यते ३ त॑ 


मय इति | अतीतानन्तरवाक्यो- 


कतम एयः १ इत्युच्यते---विज्ञान- 


१०९५ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्य व्यय: व्य(3-. व्य: २:2७ व्यॉ ट- 20० व्या 23% "क:-:2),.. व्या 2: "20७ “्यरट-:2)% व्य_म2:७ व्यारट 2: ब्यर्ट २2% 


निवृत््यथम्‌; उक्त हि पूषे जनक- 
प्रश्नारम्भे 'कतम आत्मेति योज्य॑ 
विज्ञानमयः प्राणेप! (४।३।७) 
इत्यादि । एतदुक्त॑ मवति-योज्यम््‌ 
“विज्ञानमयः प्राणेपु! इत्यादिना 
वाक्येन प्रतिपादितः खय॑ज्योति- 
रात्मा, स एप कामकर्माविद्या- 
नामनात्मधर्मत्वप्रतिपादनद्वारेण 
मोक्षित$, परमात्ममावमापादितः- 
पर एवाय॑ नान्‍्य इति; एप स 
साक्षान्महानन आत्मेत्युक्तः । 
योष्यं॑ विज्ञानमयः प्राणेष्विति 
यथाव्याख्याताथे एवं | 

य एपोउन्तहेदये--हृद्यपुण्ड- 
रीकमध्ये य एप आकाशो बुद्धि- 
विज्ञानसंश्रय*, तसिन्नाकाशे 
बुद्धिविज्ञाससहिते शेते तिष्ठति; 
अथवा संग्रसादकाले अन्तहेंदये 
य एप आकाशः पर एवं आत्मा 
निरुपाधिको विज्ञानमयस्प ख- 


खमावः, तस्सिन्‌ खखमावे पर- 
मात्मन्याकाशाख्ये शेते; चतुर्थ 


सशयनिवृत्तिके लिये है | पहले 
जनकके प्रश्नके आरम्भर्मे 'कतम 
आत्मेति योड्य विज्ञानमय प्राणेपुः 
इत्यादि कह्ठा हैं | यहाँ कहना 
यह है कि ५व्िज्ञाममय प्राणेपृः 
इत्यादि वाक्यसे जिस ख़यज्योति 
आत्माका प्रतिपादन किया गया 
है, उस इस आत्माको “काम, कर्म 
और अविय्या-ये अनात्माके धर्म हैं? 
ऐसा कहकर उन पधर्मेसे मुक्त कर 
दिया गया है और यह पर ही है. 
अन्य नहीं है? ऐसा कहकर उसे 
परमात्मभावको प्राप्त करा दिया गया 
है, वह्दी यह साक्षात्‌ 'महान्‌ अजन्मा 
आत्मा है? ऐसा कहा गया है| “योड्यं 
विज्ञाममय, प्राणेपृ१ इसका अर्थ 
पूर्व ्याख्याके समान ही है । 

“य एषोडन्तहंदये!--हृदयकमल- 
के भीतर जो यह बुद्धि-विज्ञानका 
आश्रयभूत आकाश है, उस वबुद्धि- 
विज्ञाससहित आकाशमें यह शयन 
करता अर्थात्‌ रहता है। अथवा 
सुषृप्तिके समय जो यह हृदयके भीतर 
आकाश अथोत्‌ विज्ञनमयका खखरूप 
निरुपाधिक परमात्मा ही है, उस 
अपने स्वरूपभूत परमात्माकाशमें यह 
शयन करता है । चंतुर्थ ग्रपाठकर्मे 





१. उपनिषद्के द्वितीय अध्यायमें | 


प्राह्मण 3 ] 


शाइरसाष्यार्थ 


१०९७ 


जे नेट बा के ७. "कि बाई 224७७: व :क्‍- नई 220 व्याई 7220 च्या्ड 3८2 ये 3222 या 2220 नयई < >: 4 


एतदू व्याख्यातम्‌-क्विप तदाभूत्‌' 
इत्यस्य प्रतिवचनत्वेन 

सच सर्वस्य बह्ोन्द्रादेः, वशी- 
सर्वो हि अस्य बशे बतेते; उक्त च- 
“एतस्य वा अक्ष्रस्य प्रशासने”! 
(३।८।९इति। न केवल वशी ,स्व- 
स्थ ईशान+--ईशिता च ब्रहोन्द्रप- 
भृतीनाम्‌ । इशित॒त्व॑ च कदाचि- 
जातिकृतम्‌--यथा राजकुमारस्य 
बलवत्तरानपि भ्ृत्यान्‌ प्रति, तह- 
न्मा भृदित्याह--सवेस्याधिपति:- 
अधिष्ठाय. पालयिता, खतन्त्र 
इत्यथे;; न राजपुत्रवदमात्यादि- 
भृत्यतन्त्र; । 

त्रयमप्येतद्‌ वशित्वादि हेतु- 
हेतुमहूपम्‌--यसात्‌सर्वेस्याधि- 
पति;, ततोहुसो सर्वस्येशानः; 
यो हि यम्नधिष्ठाय पालयति, स त॑ 


प्रतीष्ट एवेति प्रसिद्धम , यसात् 
# अर्थात्‌ एकर्मे दूसरा हेतु है। 


“उस समय यह कहाँ था ” इस 
प्रश्नके उत्तररूपसे इसकी व्याख्या की 
जा चुकी है। 

वही ब्रह्मा एवं इन्द्रादि सबका 
वशी है, सभी इसके वशमें रहते हैं ! 
[हे गार्गि !] “इस अक्षरके ही 
प्रशासनमें” ऐसा कहा भी है। 
केवल वशी ही नहीं, ब्रह्मा एवं 
इन्द्रादि सबका ईशान---ईशन अर्थात्‌ 
शासन करनेवाछा भी है | ईशितृत्व 
( शासकत्व ) कभी-कभी जातिकृंत 
भी होता है, जेसा कि राजकुमारका 
अपनेसे अधिक बलरूशाली सेवकोंके 
प्रति भी शासन है, परमात्माका 
शासकत्व वेसा न समझा जाय 
इसलिये श्रुति कहती है--सबका 
अधिपति---सबका अधिष्ठाता होकर 
पालन करनेवाला अर्थात्‌ स्वतन्त्र है, 
राजकुमारके समान मन्त्री आदि 
सेवर्कोके अधीन नहीं है । 

ये वशित्वादि तीनों ही हेतुहेतु- 
मद्रुप हैं |# क्योंकि यह सबका 
अधिपति है, इसलिये यह सबका 
ईशान है | जो जिसका अधिष्ठाता 
होकर पालन करता है, वह उसके 
प्रति ईशान करता ही है--यह प्रसिद्ध 


२०९८ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्णा३-., बकिक बस «2० बट. २६2 ब्य-220. न््ट 2० न्याई गेट 2: ब्वर्ट-2:0 ७, बकरा, नया -:2:%, 


सर्वस्पेशानः, तसात्‌सर्वस्य 
वशीति । 


किं चान्यत्‌ , स एवंभूतों हथ- 
न्तर्ज्योतिः पुरुषों विज्ञानमयो न 
साधुना शाख्रविहितेन कर्मणा 
भूयान्‌ भवति, न वर्धेते पूर्वाब- 
सात; केनचिद्धमण; नो एवं 
शास्रप्रतिपिद्ेन असाधुना कर्मणा 
कनीयान्‌ अल्पतरो भवति, पूवो- 
बस्तातों न हीयत इत्यथ: । 


किं च॒ सर्वो हि अधिष्ठान- 
पालनादि कुर्वन्‌ परालुग्रहपीडा- 
कृतेन धर्माधमोख्येन युज्यते; 
अस्येव तु कथं तदभाव हत्यु- 
च्यते--यसादेष सर्वेश्वरः सन्‌ 
कर्मणोडपीशितुं भवत्येव शील- 
मस्य, तसाद्‌ न कमेणा संवध्यते। 
किंच एप भूताधिपतित्रह्मादि- 
स्तम्बपयन्तानां भूतानामधिपति- 
रिट्युक्तारथ पदम्‌ । 


है। ओर चूँकि यह सब्रका ईगान 
है, इसलिये सत्रका वी है । 


इसके सित्रा दूसरी बात यह है. 
कि वह इसप्त प्रकारका हयस्थित 
ज्योति खरूप विज्ञानमय पुरुष साचु 
अर्थात्‌ भाम्नत्रिहित कर्मसे भयान्‌ नहीं 
होता अपनी पूर्वावस्थाकी अपेक्षा किसी 
धर्मके कारण बढ नहीं जाना ओर न 
किसी असाघु अर्थात्‌ शात्रप्रतिपिद्ध 
कर्मसे कनीयान---यानी बहुत छोठा 
ही होता है. अर्थात्‌ पूर्वावस्थासे 
हीन नहीं होता । 

इसके सिवा [यह देखा जाता 
है कि] अधिष्ठान और पालनादि 
करनेवाले सभी लोग दूसरोंपर कृपा 
या कठोरताके कारण धर्म या अधर्म- 
सज्ञक उनके फल्से युक्त होते हैं, इस 
आत्माको ही वे फल क्यों नहीं प्राप्त 
होते * सो बतछाया जाता है---क्योंकि 
यह सबका ईश्वर है, अत इसका 
स्त्रभाव कर्मका शासन करनेका भी है, 
इसलिये कर्मसे इसका सम्बन्ध नहीं 
होता । तथा यह भूताधिपति अर्थात्‌ 
ब्रह्मसे लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त 
भूतोंका अधिपति है---इस प्रकार 
इस पदका अर्थ पहले कहा जा 
चुका है । 


प्राह्मण ४ ] 


शाउरभाष्याथे 


१०९९ 


ब्कप्स ० ब्रज 2 बस 0 ७ ब्वॉयं2 बॉ 2 पॉप 2० नए: 2७ ब्कॉ्एि- फल कप: फ नर: ०० बॉरप:-2०- «६.3० 


९. तेपामेव | 
एप भूतानां तेपामेव पालयिता | 
| कक्षा करनेवाला है। यह सेतु है; 


रक्षिता । एप सेतु:; किविशिष्ट 
इत्याह--विघरणः-बणो श्रमादि- 
व्यवस्थाया विधारयिता; तदाह-- 
एपां भ्रादीनां त्रह्मलोकास्तानां 
लोकानाम्‌ असंभेदाय असंभिन्न- 
मयादाये । परमेश्वरेण सेतुबदवि- 
धार्यम्राणा लोकाः संभिन्नमर्यादाः 
स्पु'. अतों लोकानामसंभेदाय 
सेतुभूतोष्यं परमेश्वरः, यः खयय॑ 


उन्हीं भूतोका यह पालयिता-- 


किन विशेषणोत्राला सेतु है * सो 
श्रुति बतलाती है---विधरण अर्थात्‌ 
वर्णाश्रमादि व्यवस्थाका विधारण 
करनेवाला, यही बात श्रुति कहती 
है---इन भूलकिसे लेकर ब्रग्मनछेक- 
पर्यन्त लोकोके असम्भेदके लिये 
अर्थात्‌ मर्यादाका भेदन न होनेके 
लिये | यदि परमेश्वर सेतुके समान 
लोकोंका विधारण न करें तो उनकी 
मर्यादा टूट जाय | अत, लोकोंके 
असम्मेदके लिये यह परमेश्वर, जो 


कि स्तरयय्योति आत्मा ही है, सेतु- 
स्वरूप है| इस प्रकार जाननेवाला 
वजी ऐ--उत्पादि वाक्यसे यह अरह्म- 


ज्योतिरात्मव एवबंवित्‌ स्वस्थ 
चणी--इत्यादि ब्रह्मविद्याया: 
फरमेतन्निर्दि्म्‌ । विद्याका फल ही दिखाया गया ४9 | 
ज्योतिरय॑ थे न रे केप्ये रे 2 
'किज पुरुषः” इत्येव- | किंग्योतिरयं पुरुष.” इस प्रकार 
आरम्भ होनेयाले छठे प्रैपाठको 
विहित इस प्रफकारके फलयाली 
त्रद्मत्रियामें काम्यकर्मरूप एकटेशको 
छोडकर अप सारा कर्मकाण्ड शञानो- 
बिनियुज्यते त्पत्तिके लिये सि 
तादर्थ्येन 02.3 ल कक कप 
सिल्ुच्यतै--ते ; किप्त प्रकार ? यद्द बतलाया जाता 
पा तमतस्‌ एवशूत- | है...उस इस ऐसे औपनियद पुरुषको 
मोपनिपदं पुरुषम्‌, वेदालु- | वेदानुबचन अर्थात्‌ नित्यस्पाध्यायरूप 


१. उपनिषद्के इस चतुर्थ अध्यायमें | 


सादिपप्ठप्रपाठकविहितायामेतस्यां 
ब्रह्मविद्यायाम्‌ एवंफलायां का- 
म्यकदेशवर्जितं कृत्ख कर्मकाण्डं 


>> 


११०० 


चृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्वर्ट>2७. व्यर्ट 2:४७. कई >:24. बस: व: नई 2:23 नई 70७ बकरे: *+-2स्‍७. व्यए 222७. "हर्ट 27:0० बस: पक 


वचनेन मन्त्रत्राह्मणाध्ययनेन नि- 
त्यखाध्यायलक्षणेन, विविदिपन्ति 
वेदितुमिच्छन्ति। के १ त्राह्मणाः; 
त्राह्मणग्रहणमुपलक्षणार्थ म्‌; अवि- 
शिष्टों हि अधिकारः त्रयाणां 
वर्णानाम | अथवा कम्मकराण्डेन 
मन्त्रत्राह्णण.. वेदानुवचनेन 
विविदिपन्ति; कथ॑ विविदिपन्ति ९ 
इत्युच्यते--यज्ञेनेत्यादि । 

ये पुनमैन्त्रत्ाह्मणलक्षणेन 
वेदानुवचनेन प्रकाश्यमानं विवि- 


दिपन्ति--इति व्याचक्षते, तेपास्‌ 
वेदालुव चन॑ 
स्यात्‌ू; न हि कर्मकाण्डेन पर 
आत्मा प्रकाश्यते; “तं त्वोपनिष- 
दम/'(३।९।२६) इति विशेषश्चुतेः 


आरण्यकमात्रमेव 


वेदानुवचनेनेति च अविशेषि- 
तत्वात्‌ समस्तग्राहि हृदं वचनम्‌; 
न च तदेकदेशोत्सगों युक्तः | 


ननु॒ ल्त्पक्षेष्प्युपनिषद्जे- 


मित्पेकदेशत्व॑ यात्‌-- 


मन्त्र और ब्राह्मणमागके अध्ययन- 
द्वारा जाननेकी इच्छा करते है। 
कौन * ब्राह्मण; यहों ब्राह्मण अब्द- 
का ग्रहण क्षत्रिय और वेश्यकों भी 
उपलक्षित करानेके लिये है, क्योंकि 
इसमें तीनों ही वर्णोका समान अधिकार 
है। अयबा कर्मकाण्डमूत मन्त्र- 
व्राह्मणख्प वेदानुबचनके द्वारा उसे 
जाननेकी इच्छा करते है, किस प्रकार 
जाननेकी इच्छा करते है, सो '्यज्ञेन! 
उ््यादि वाक्यद्वारा कहा नाता हैं । 
किन्तु जो ऐसी व्याख्या करते है 
कि मन्त्र-आकह्मणरूप वेदानुबचनके 
द्वारा प्रकाशित होनेवाले ब्रह्मको 
जाननेकी इच्छा करते हैं, उनके 
मतानुसार आरण्यकमात्र ही वेदानु- 
वबचन है, क्‍योंकि कमंकाण्डद्वारा 
परमात्मा प्रकाशित नहीं होता, जैसा 
कि “उस औपनिषद पुरुपको पूछता 
है?” ऐसी विशेष श्रुतिसे ज्ञात होता 
है। किन्तु 'वेदाचुवचनेनः यह पद 
विशेषणयुक्त न होनेके कारण समस्त 
वेदको ही ग्रहण करनेवाला है, उसके 
एक भागको छोड देना उचित नहीं है। 
श्ढा-किन्तु [ दूसरी व्याख्याके 
अनुसार] तुम्हारे पक्षमं भी 'उपनिषदृ- 


को छोड़कर” इस प्रकार एकदेशत्व 
हो ही जाता है ! ह 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरमभाष्याथथ 


११०१ 


पक व्यास पक बकरे पक बआ िस्‍७- कर सि: परे, बरस बट वाई: 220 बा. ऑऑरस्टिपेक- बाप चिपक 


न, आद्व्याख्यानें अवि- 
रोधादसत्पक्षे नेष दोषो मवति। 
यदा वेदानुबचनशब्देन नित्यः 
खाध्यायो विधीयते, तदा उप- 
निषदपि गृहीतेबेति, वेदालु- 
वचनशब्दायेंकदेशो न परित्यक्तो 
सवति । यज्ञादिसहपाठाध्च-- 
यज्ञादीनि कमाण्येव अनुक्रमिष्यन्‌ 
वेदानुबचनशब्द॑ ग्रगुझ्ले; तसात्‌ 
कमेंव वेदानुवचनशब्देनोच्यत 
इति गम्यते; कर्म हि नित्य- 
खाध्यायः । 


कथं॑ पुनर्नित्यखाध्याया- 
दिपिः कर्मभिरात्मानं॑ विवि- 
दिपषन्ति! नेव हि तान्यात्मान॑ 
प्रकाशयन्ति, यथोपनिषदः । 

के कप (५ विशुद्धि 

नंष दोष), कमंणां 
हेतुत्वात्‌; कमेमिः संस्कृता हि 
विशुद्धात्मान; शकनुवन्ति आ- 
त्मानम्ुपनिषत्रकाशितमप्रति- 
बन्धेन चेदितुम; तथा ह्याथ- 
पेणे--“विशुद्डसच्स्ततस्तु॒त॑ 


समाधान-नहीं, पहली व्याख्यामें 
ऐसा कोई विरोध न होनेके कारण 
हमारे पक्षमें यह दोष नहीं होता | 
जब कि वेदानुबचन शब्दसे नित्य 
स्वाध्यायका विधान किया गया है तो 
उसमें उपनिषद्‌ भी आ ही गया; 
इस प्रकार वेदानुवचन शब्दके 
अर्था एक देश नहीं छूटता। 
इसका यज्ञादिके साथ पाठ होनेसे 
भी यही सिद्ध होता है | श्रुति यज्ञादि 
कर्मोका अनुक्रम करते हुए ही 
वेदानुवचन शब्दका प्रयोग करती 
है । इससे यह ज्ञात है कि वेदालु- 
वचन शब्दसे कर्म ही कहा गया है, 
क्योंकि नित्यस्वाध्याय तो कम ही है। 


शड्जा-किन्तु नित्यस्ताध्यायादि 
कर्मोसे आत्माको जाननेकी इच्छा 
किस प्रकार करते हैं » क्योंकि 
उपनिषदोंके समान वे तो आत्माको 
प्रकाशित ही नहीं करते | 


समाधान-यद्द दोष नहीं आ 
सकता, क्योंकि कर्म चित्तशुद्धिके 
कारण हैं । कर्मोंसे संस्कारयुक्त हुए 
विशुद्धचित्त पुरुष ही उपनिषत्प्रकाशित 
आत्माको बिना किसी रुकावटके 
जान सकते हैं | ऐसा ही “तब 
विशुद्धचित्त हुआ पुरुष ध्यान करके 


११०२ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्व्ट ली 24. व्य-2क्‍0७ व्याई ८22७० “कई २:2स्‍0 नया: न्या्ट-८030७ «कई: 2:/७ न्यर्ट >-228७. जई<-:2],.. ब्कर्ट 2727७. आई २८2७. नहर 2224.७. 


पत्यते निष्क् ध्यायमानः 
(मु० 35० ३। १। ८ ) इति; 
स्मृतिश्र--“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां 
क्षयात्पापस्थ कर्मणः” इत्यादि । 
कथ॑ पुनर्नित्यानि कमाणि 
संस्काराथोनीत्यवगम्यते ९ 


” “सह वा आत्मयाजी यो 
वेदेद॑ मेडनेनाड़ं संस्क्रियत इदं 
मेष्नेनाइम्रुपधीयते/ इत्यादिश्रुते;; 
सर्वेषु च स्वृतिशास्रेप कमाणि 
संस्काराथोन्येव आचक्षते “अप्टा- 
चत्वारिंशत्संस्काराः”! इत्यादिपु । 
गीतासु च---“यज्ञो दान॑ तपश्रैव 
पावनानि मनीषिणास ॥” 
(१८ । ५) “सर्वेष्प्येते यज्ञविदो 
यज्ञक्षपितकल्मषाः |”! (४ | ३०) 
इति । यज्ञेनेति--द्रव्ययज्ञा 
ज्ञानयज्ञाश॒ संस्कारा्था;; संस्कृ- 
तस्य॒ च विश्युद्धसचस्थ ज्ञानो- 
त्पत्तिरप्रतिवन्‍्धेन भविष्यति; 
अतो यज्ञेन विविदिषन्ति | 


उस निष्कल आत्माको देखता है” 
इस आदर्तण-श्ुतिसे भी सिद्ध होता 
है। तथा “पापकर्मोका क्षय हो 
जनेसे पुरुषोंको ज्ञान उत्पन्न होता 
है? ऐसी स्मृति भी है । 

शट्ठा-किन्तु नित्यकर्म चित्तग॒द्ि 
करनेक्रे लिये हैं---यह कैसे जाना 
जाता है १ 

समाधान-“'बही आत्मयाजी है 
जो ऐसा जानता है कि इस कर्मसे 
मेरा यह अद्ढ संस्कारयुक्त होता है, 
इस कर्मसे मेरा यह अड्ड योग्य होता है?? 
इत्यादि श्रुतिसे यह जाना जाता है। 
“अडतालीस सस्कार हैं” इत्यादि 
समस्त स्मृतिशास्रोमें भी कर्मोको 
चित्तशुद्धिके लिये ही बतलछाया गया 
है । गीतामें भी---“'यज्ञ, दान और 
तप--ये बुद्धिमान्‌ पुरुषोंको पवित्र 
करनेवाले हैं!” “यज्ञोद्दारा जिनके पाप 
नष्ट हो गये हैं---ऐसे ये सभी छोग 
यज्ञवेत्ता हैं? ऐसा कहा है । 'यज्ञेनः 
इस पदसे द्वव्ययज्ञ और ज्ञानयज्ञ 
लेने चाहिये, ये दोनों ही सस्कारके 
लिये हैं, संस्कारयुक्त विशुद्धचित्त 
पुरुषको ही बिना किसी प्रतिबन्धके 
ज्ञानोत्पत्ति होगी | इसीसे यक्ञद्वारा 
जाननेकी इच्छा करते हैं । 


ब्राह्मण ४ | 


शाइरमभाष्या्थ 


११०२ 


न्कॉर्सडेट ७, बर्प>20, नरक बर2... न्यास, बन: 2. ॉर्टकि-2. बऑर<क2:0 "यो :22७- बकाई<>:2स्‍%- ई2%::0० बह ::2% 


दानेन--दनमपि पापक्षय- 
हेतुत्वाद॒ धर्मबद्धिहेतुत्वाच् । 
इत्यविशेषेण 
कृच्छूचान्द्रायणादिम्राप्ती विशेष- 
णस--अनाशकेनेति। कामान- 


तप्सा, तप 


शनमनाशकमस्‌, न तु भोजन- 
निवृत्ति;; भोजननिबृत्तो प्रियत 
एव, न आत्मवेदनम्‌ । 


वेदानुवचनयज्ञदानतपःशब्देन 
सर्वेमेव नित्यं कर्म उपलक्ष्यते; 
एवं काम्यवर्जितं नित्यं कर्मजातं 
सबंम आत्मज्ञानोप्पत्तिद्ारेण 
मोक्षसाधनत्वं ग्रतिपद्यते; एवं 
कमकाण्डेनास्यैकवाक्यतावगतिः। 


दानके द्वारा उसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं, क्योंकि पापक्षयका कारण 
और धर्मबृद्धिका हेतु होनेके कारण 


दान भी ब्रह्मनजञ्ञाकका साधन 
है | तथा तपके द्वारा, तपसे 
सामान्यत.. कृच्छूचान्द्रायणादिकी 


प्राप्ति होती है, इसलिये 'अनाशकेन? 
यह उसका विशेषण दिया जाता है; 
मनमाना भोजन न करना ही 
अनाशक तप है, भोजनका सर्वथा 
त्याग कर देना नहीं। भोजनको 
सर्वथा त्याग देनेपर तो पुरुष मर ही 
जाता है, इससे आत्मज्ञान नहीं होता। 

वेदानुतचचन, यज्ञ, दान और तप- 
इन दराब्दोंसे सारा ही नित्यकर्म 
उपलक्षित होता है। इस प्रकार 
काम्यकर्मरहित सम्पूर्ण. नित्यकर्म 
आत्मज्ञानकी उत्पत्तिके द्वारा मोक्षके 
साधनहोते हैं। इस प्रकार कर्मकाण्ड- 
से इस ( ज्ञानकाण्ड ) की एक्वाक्यता 


| ज्ञात होती है । 


एवं यथोक्तेन न्यायेनेतमेव | इस प्रकार उपर्युक्त रीतिसे ऊपर 


आत्मानं विदित्वा यथाप्रका- 


मन्त्र एवं ब्राह्मणद्दारा बतलये हुए 
इस आत्माको ही जानकर मुनि होता 


शितम्‌ , मुनिर्वति, मननास्सु- | है । तात्पर्य यह है कि मनन करने- 


निः--योगी मबतीत्यथ;; एतमेव 


विदित्वा सुनिर्भवति, नान्‍्यम्‌ | 


के कारण मुनि यानी योगी हो जाता 
है । इसीको जानकर मुनि होता 
हे किसी औरको नहीं | 


११०४ बृहदारण्यकोप निपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वॉपय 2. बवाल ० बरस: बर्फ न... बट ब्जरट7-:०- ब्र्टसे:220.. ब्यर्ट 722७ ब्य 920 ब्य्ट- 22:4७ ब्यर्ट 7: 
ननु अन्यवेदने5पि मुनित्यं| शझ्ञा-किन्तु मुनितो अन्य वत्तु- 
को जाननेपर भी हो सकता है, फिर 
इसीको जानकर---5 स प्रकार निश्चय 
क्यों किया जाता है * 


स्यात्‌; कथमबधायेते--एतमे- 
वेति १ 

वाठम्‌ , अन्यवेदने5पि मुनि- 
भेवेत्‌; किन्त्वन्यवेदने न झुनि- 


समावान-ठीक है, दृमरेको 
जाननेपर भी मुनि हो सकता है, 
किन्तु दूसरेकों जाननेपर केबल मुनि 
रेव खात्‌, कि तर्हि ? कम्येपि | ही नहीं होता, तो फ़िर क्या होता 


है ? वह कर्मा भी होता है। किन्तु 
भवेत्‌ सः; एत॑ त्वीपनिपद॑ 
कम इस औपनिप्द पुरुषको जाननेपर तो 


पुरुष ।वादृत्वा म्रानरंव स्थात्‌, मुनि ही होता है, कर्मी नहीं होता। 


न तु कर्मी; अतोजञ्साधारणं | अत इसका असाधारण मुनित्व 
| बतलाना अभीष्ट है, इसीसे 'एतमेवर? 


मुनित्व॑ विवशक्षितमस्येत्यवधार- 
यति--एतमेवेति | एतसिन्‌ हि 
विदिते, केन क॑ पश्येदित्येवं 
क्रियासम्भवान्मननमेव स्थात्‌ । 
कि च एतमेव आत्मान॑ 
स्व॑ लोकमिच्छन्तः प्रार्थयन्तः 
प्रत्राजिनः ग्रव्॒जनशीलाः प्रव्र- 
जन्ति प्रकर्षण व्रजन्ति, सर्वाणि 
कमाणि संन्यस्यन्तीत्यथः । 


एतमेव लोकमिच्छन्त:! 
इत्यवधारणान्न वाह्यलोकत्रये- 


( इसीको ) इस प्रकार श्रुति निश्चय 
करती है, क्योंकि इसे जान लेनेपर 
“किसके द्वारा किसे देखे ” इस 
श्रुतके अनुसार क्रिया असम्भव हो 
जानेसे फिर मनन ही होगा | 

तथा इस आत्मा अर्थात्‌ खलोक- 
की इच्छा--प्रार्था करनेवाले 
'प्रत्वाजी!--.प्रत्रमनशील पुरुष 
प्रतजन--प्रकर्ससे त्रजन (गमन ) 
करते हैं, अर्थात्‌ सम्पूर्ण कर्मोका 
संन्यास (पूर्णतया त्याग) कर 
देते हैं । 

'इसी छोककी इच्छा करनेवाले? 
ऐसा निश्चय करनेसे जाना जाता 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरसाष्यार्थ 


२९२०५ 


जय जाकिर पॉफिट- आाी०- २आके 2७. बह 220७ नऑर्टट बकॉसलिेक नरक ०29 20 आल 


प्सतां पाखिज्येडघिकार इति 
गम्पते; न हि गज्जाद्वारं प्रति- 
पित्सः काशीदेशनिवासी पूवो- 
भिम्मुखः ग्रेति। तसाद वाह्म- 
लोकत्रयार्थिनांपुत्रकमोपरबह्म- 
विद्या: साधनम्‌ , “पृत्रेणायं छोको 
जय्यो नान्येन कमंणा”!# इस्यादि- 
श्रुतेः | अतस्तदर्थिमिः पुत्रादि- 
साधन प्रत्याख्याय, न पारिवाज्य॑ 
प्रतिपत्तुं युक्तम, अतत्साधन- 
त्वात्‌ पारितराज्यस | तसात्‌ 'एत- 
मेव लोकमिच्छन्तः प्रत्॒जन्ति! 
इति युक्तमवधारणम्‌ । 
आत्मलोकप्राप्ति्ठि अविद्या- 
निवत्तों खात्मन्यवस्थानमेष, तसा- 
दात्मानं चेल्लोकमिच्छति यः, 
तस्य सर्वेक्रियोपर्म एवं आत्म- 
लोकसाधन 


है कि बाह्य तीनो लोकोंकी इच्छा 
करनेवालोंका संनन्‍यासमें अधिकार 
नहीं है । गड्ाद्मर (हरिद्वार ) 
पहुँचनेकी इच्छावाला कोई काशी- 
निवासी पूर्वाभिमुख होकर नहीं 
जाता | अत: जिन्हें बाह्य तीनों लछोकों- 
की इच्छा है, उनके लिये पुत्र, कर्म 
ओर अपरत्ह्मविया साधन हैं, 
जेसा कि “यह लोक पुत्रद्वारा प्राप्त 
किया जा सकता है, किसी और 
साधनसे नहीं? इत्यादि श्रुतिसे सिद्ध 
होता है । अत: उनकी इच्छा 
रखनेवालोंको पुत्रादि साधनका 
परित्याग कर संन्यास ग्रहण करना 
उचित नहीं है, क्‍योंकि सनन्‍्यास 
उनका साधन नहीं है। अत. 'इसी 
लोककी इच्छा करनेवाले संन्यास 
करते हैं? ऐसा निश्चय करना 
ठीक ढ्वी है । 

अविद्याकी निद्ृत्ति होनेपर खात्मा- 
में स्थित होना ही आत्मलोककी 
प्राप्ति है, अत: जिसे आत्मलोककी 
ही इच्छा है, उसके लिये सम्पूर्ण 
क्रियाओसे उपरत होना ही आत्म- 
छोकका मुख्य एवं अन्तरच्ध साधन 


सुख्यमन्तरज्ेस, | है, जिस प्रकार कि बाह्य तीनों 


यथा पृत्रादिरेव वाह्म॒लोकत्रयस्य | | छोकोंका साधन पुत्रादि ही हैं। 


# वृहदारण्यकर्म इससे मिलती जुलती श्रुति इस प्रकार है--अय॑ मनुष्य- 
लोकः पुत्रेणेव जय्यो नान्येन कर्मणा? ( १ | ५। १६ )। 


ह० ड० १३९--१५४०-- 


११०६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्बर्िट पक, बाय रस्म ब्यप+ 2 (कप ब्बउिीप- ब्यसिीय ब्रिज न ००2०० जे2०- 
पुत्रादिकमंण आत्मलोक॑ग्रति८ पत्रादि कर्म आत्मढोकके साथन 
असाधनत्वात्‌ । असंभवेन च [दीं है तथा पुच्रादि कर्म और 
विरुद्धत्वमवो सन्यास दोनांका एक साथ हाना 

चार: “तीन तय है - व्लेलिय हंस: इन 
दात्मानं लोकमिच्छन्तः प्रत्र- | परस्परविरुद्ध बतछाते हैं | अत 
जन्त्येव, सर्वेक्रियाभ्यो निर्व॑र्ते-। 22 इच्छा. करनेवाले 
रन्‍नेवेत्यर्थ: , परित्राजक हो ही जायें, अर्थात्त्‌ उन्हें 

न्नेवेत्पथः । यथा ख बाह्य पर नियाज ने तिदए दो हो जाता 
लोकत्रयाथिनः प्रति नियतानि ; ज्ञाहिये | जिस प्रकार बाह्य तीनों 
पुत्रादीनि साधनानि विहितानि, | लोकोंकी इच्छावार्के लिये पुत्रादि 
एवमात्मलोकार्थिनः . सर्वैपणा- नियत साधनोंका विधान किया गया 
लता माखित्य : अगवा आज कह 
ब्रह्मेत्ताके लिये सम्पूण एपणाओंकी 


विधीयत एवं निवृत्तिरूप पारित्राज्यका विधान हैं ही । 
कुतः पुनस्ते आत्मलोका-| किन्तु वे आत्मलोकके इच्छुक 


मी जम लि जल हेतु दर क्यो कहा जाता है ? इसमे श्रुति 
अथचादवाक्पयरूपण हतु दशु- अर्थवादवाक्यरूपसे हेतु दिखलाती 


यति-एतद्ध स वे तत्‌ । |है--'एतद्ध सम बै ततः--उस 
तदेतत्‌ पारित्राज्ये. कारण- आर रे शक जाता 

& --प्रसिद्ध है कि पू् अर्थात्‌ भूत- 
मुच्यते--ह स्॒ वे किल पूर्ष के द्कीक क 

मा कालीन विद्वान्‌ आत्मज्ञ प्रजा, कर्म 
अतिक्रान्तकालीना विद्वांसः--- | और अपखब्मविद्याकी [कामना नहीं 
आत्मज्ञाः, प्रजाँ कम अपरतरह्म- | करते ]--'अजाम!ः इस. पदसे 


विद्यां च; प्रजोपलक्षितं हि त्रय- | दे िंटेक, पितृलेक और 
| धर देवलोक--इन तीनों छोकोंके तीनों 


मेतद्‌ वाह्मलोकत्रयसाधन निर्दि- साधनोंका, जिनको 'प्रजा? अब्दसे 
ज्यते 'प्रजाम! इति | प्रजां | उपलक्षित किया है, निर्देश किया 


ब्राह्मण ७ ] 


शाइरसाप्याथे 


११०७ 


किम्‌ ? न कामयन्‍्ते, पुत्रादि- 
लोकत्रयसाधनं न अनुतिष्ठन्ती- 
त्यथः | 
७ 
ननु अपरत्रह्मदशनमनुतिष्ठ- 
न्त्येव, तद्धलाद्धि व्युत्थानम्‌ | 


न, अपवादात्‌; “ब्रह्म त॑ परा- 
दाद्योब्न्यत्रात्मनो ब्रह्म वेद!” ( २। 
४ । ६) “सब त॑ परादातू--”” 
२।४। ६) इति अपरब्ह्म- 
दरशनमप्यपवदत्येव,.. अपर- 
प्रह्मणोषपि सर्वमध्यान्तर्मावात्‌: 
“यत्र नान्यत्पव्यति!! ( छा० 3० 
७ | २८ ) इति च; पूर्वापरवाह्या- 
न्तरदशनग्रतिपेधाद “अपूर्वमन- 
परमनन्तरमवाह्यम्‌!! (क्यू० उ० 
२।५। १९ ) इति; “तत्केन क॑ 
पश्येत्‌ विजानीयात्‌” (द्रृ० उ० 
२॥।४। १४ ) इति च; तसान्न 
आत्मदशनव्यतिरेकेण . अन्यद्‌ 
व्युत्यानकारणमपेक्षते । 

कः पुनस्तेषाममिग्नायः ९ इत्यु- 


जाता है | प्रजाका क्‍या करते हैं 
उसकी कामना नहीं करते। अर्थात्‌ 
बाह्य लोकत्रयके पुत्रादि साधनोका 
अनुष्ठान नहीं करते | 

शह्ठा-किन्तु अपर्रह्मोपासनाका 
अनुष्टान तो करते ही हैं, क्योंकि 
उसीके बलसे व्युत्यान होता है। 

समाधान-नहीं, क्योंकि उसका 
तो अपवाद किया गया है। “जो 
आत्मासे ब्रह्मको प्रथक्‌ जानता है, 
ब्रह्म उसको परास्त कर देता है? 
“पृजो सर्वको आत्मासे प्रथक्‌ जानता 
है ] सर्त्र उसको परास्त कर देता 
है?” इस प्रकार श्रुति अपखबह्मदशैन- 
का भी अपवाद ही करती है, क्योंकि 
अपरख्रह्मका भी स्वके भीतर ही 
अन्तर्माव है | “जद्दों अन्यको नहीं 
देखता” ऐसा भी कहा ही है। 
तथा “श्रह्म अपूर्व, अनपर, अनन्तर 
ओर अवाह्म है” इस प्रकार ब्रह्ममें 
पूथे, अपर, वाह्म एवं अन्तर दृष्टियों- 
का भी ग्रतिपेध किया ही है। और 
“उस समय किसके द्वारा किसे 
जाने *? ऐसा भी कहा ही है। 
अत. आत्मदर्शनके सिद्रा व्युत्थानके 


'किसी अन्य कारणकी अपेक्षा नहीं है। 


तो फिर [ ब्युत्यान करनेमें 
उनका क्या अभिगप्राय होता है ? सो 


११०८ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ज्व-2.. बन ब्वरटर 22०. ब्काट--20, ्कॉय 2, ब्कर्टय-: 2७० वयस्क न्यर्ट मकर "एफ. कम 20, «3८220, न्कर्े ३: 
च्यते बतलाया जाता है| द्वम प्रजारूप 


करिष्यामः प्रजया साधनेन: प्रजा | सिने किस प्रयोनन--फल अर्थात्‌ 


लिलागो साथ्यका सम्पादन करेंगे ? प्रजा तो 
के कक 29002 बाद्यन्येकका साधन समझी गयी है 


च्‌ चादहद्यलाका नास्त्यसाक- ओर चह बराद्यलोक हमारे ह्यि 
मात्मव्यतिरिक्त; सर्व हि अस्रा- | आत्मासे मिन्न नहीं है, हमारे 
कमात्मभूतमेव, सर्वेस्य च्च्‌ 'लिय तो सत्र आत्मखस्ूप ही है 


; । आत्मा , और हम भी सबके आत्मखरूप ही 
हक आम क है| तथा हमारा आत्मा भी आत्मा 


आत्मत्वादेव न केनचित्‌ क्षेत्रेक कारण ही किसी साथनसे 
साधनेनोत्पाद्य आप्यो विकायः उत्पाद, आप्य, विकार्य अथव्रा सस्कार्य 


संस्कार्यो वा । नहीं है | 


यद्प्यात्मयाजिनः संस्कारार्थ , और ऐसा जो कहा है कि कर्म 
। आत्मयाजीके संस्कारके लिये है, वह 
भी देह और इन्द्रियोंमें आत्मबुद्धि 
दशनविपयमेव, इंद में अनेन | करनेको लक्ष्य करके ही है, क्योंकि 
इसके द्वारा मेरे इस अद्जका संस्कार 
होता है--डस प्रकार श्रुतिसे उसमें 
त्वादिश्रवणात्‌; न हि विज्ञान- | अन्नान्नित्व-भाव, ज्ञात होता है | जो 
निरन्तर एक विज्ञानधनरसखरूपको 
लक आकर ही देखता है, उसके लिये अद्भान्वि- 
ससस्‍्कारापधानदशंन संभवाते । | उंस्कारोंका अवलम्ब देखना सम्भव 
तसान्न किश्वित प्रजादिसाधनैः | ये है, इसलिये प्रजादि साधनोंसे 
हम कोई भी प्रयोजन नहीं सिद्ध 
करेंगे । जो अविद्वान्‌ हैं, उन्हें ही 
प्रजादिसाधनेः कर्त॑व्यं फलमू; न | उन प्रजादि साधनोंसे फल प्राप्त 





कर्मेति, तदपि कार्यकरणात्म- 


अड़ संस्क्रियते --इत्यड्राब्लि- 


धनेकरसनैरन्तयदर्शिनो5ड्जाज्लि- 


करिष्यामः; अविदुषां हि तत्‌ 


ब्राह्मण ४ ] शा रभाष्याथे ११०९, 
बकईए: फ०, ब्य प्कत ब्वडए: 2७. बकरे: व्क्फ ब्वॉर: ;औ ब्रेक नरईए३: व्वस-2% व्कए"फ्र व्य् 2 नाई! 


हि. मृगतृष्णिकायामुदकपानाय | करना है। झंगतृष्णामें जल देखने- 

न वाढा जल्पानके लिये उसकी ओर 
तदुदकदशी अबृत्त इंति तत्र जाता है, इसलिये उसे ऊसरमात्र 
ऊपषरमात्रमुदकाभाव॑पश्यतोडपि | और उसमें जलका अभाव देखनेवाले- 
प्रवृत्तियुक्ता। . एबमसाकमपि कक 2 6 कस 
परमार्थात्मलोकद॒शिनां प्रजादि- | अज्ञानियोंकी दृष्टिका त्रिपष और 
साधनसाध्ये मगठृष्णिकादिसमे- | “ेगादिके समान है, उस प्रजादि- 
ल्लि र के साधनसे साध्य फलमें हम परमार्थ 
5विद्ृदशनविपये न प्रवृत्तियुक्ते- | आत्मोकदर्शियोंकी भी प्रवृत्ति होनी 


त्यमिप्रायः | उचित नहीं है--ऐसा इसका 
| अभिप्राय है. । 
तदेतदुच्यते--येपामसाकं वही बात यहाँ बतलायी जाती 


परमार्थदर्शिनां नः, अयमात्मा | दै-- जिन हम परमार्थदर्शियोंको यह 
अशनायादिविनिर्युक्तः साध्व- | ैशदिपमसे रहित तथा झभाझम 
्यागविकायो पथ लोक | कर्मसे अब्रिकार्य आत्मलोकरूप फल 
साधुभ्यामविकार्योध्य लोकः अमिप्रेत है; साम्यंसाधवादि सम्पूर्ण 
इल्मामप्रत्स; न चासात्मनः | उसारघमेंसे रहित इस आत्माको 
साध्यसाधनादिसरसंसारधर्मवि- | किसी भी साधनकी अपेक्षा नहीं 
निर्मुक्तय साधनं किश्विदेपि- | है; जो साध्य होता है, उसीके 
तव्यम्‌; साध्यय हि साधना- | साधनकी खोज की जाती है; 
न्वेषणा क्रियते; असाध्यस साध- असाच्यके साधनकी खोज करनेमे तो 
मानो जल्बुद्धिसे स्थल्में तैरना है 


गाल्ज मा हि, लक अक अथवा आकाशमें पक्षीके पदोंकी 
जब तेरण कृत स्ात्‌, खे वा | ज्ोज करना है। अतः इस आत्माको 
शाकुनपदान्वेषणम् । तस्ा- | जानकर आह्मणछोग सब कुछ त्याग 
देतमात्मानं विदित्वा प्रतरजेयुरेव | कर चले जायेँ (संन्यासी हो जायें ), 
ब्राह्मणा;, न कमे आरमेरनित्यर्थ:, | किसी कर्मका आरम्भ न करे--ऐसा 











१११० 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


जबरप230. (न ब्पिए पक जे: "रब प:ग2०. “आए 2:020- «20० «कर २:७० चर ३220 ईद: :22७- कई:-22७- 


यस्मात्‌ पूर्व त्राह्मणा एवं विद्वांसः 
प्रजामकामयमानाः । 

त एवं साध्यसाधनसंव्यवहारं 
निन्दुन्तः अविद्हिपयोज्यम्‌' 
इति कृत्वा, कि क्ृतवन्तः १ इत्यु- 
च्यते--'ते ह सर किल पृत्रेपणा- 
याश्र वित्तेपणायाश्र लोकेपणायाश्र 
व्युत्थायाथ भिक्षाचये चरन्ति/ 
इत्यादि व्याख्यातम्‌ । 

तस्ादात्मार्न लोकमिच्छन्त: 
ग्रव्ृजन्ति. प्रश्जेयु+- इत्येप 
विधिरथवादेन संगच्छते; न हि 
साथवादस्य अस्य लोकस्तुत्या- 
भिमुख्यम्ुपपद्यते; प्रव्रजन्तीत्य- 
स्ार्थवादरूपो हि 'एतद्ध सर 
इत्यादिरुत्तरो ग्रन्थः | अर्थचाद- 
शत, नाथैवादान्तरमपेक्षेत; 
अपेक्षत्ते तु 'एतद्ध सर इत्याद्र्थ- 
बाद “प्रव्रजन्ति! इत्येतत्‌ । 

यस्मात्‌ पूर्वे विद्यांसः प्रजादि- 


कर्मम्यो निवृत्ताः प्रत्रजितवन्त 
एवं, तस्मादधुनातना अपि 


इसका तात्पर्य है, क्योंकि उस प्रकार 
जाननेबाले पृथ॑वर्ती ब्राह्मण भी प्रजाकी 
इच्छा करनेवाले नहीं थे | 

ते इस प्रकार साध्यसाथनरूप 
व्यवहारकी निन्‍्ठा करने हुए प्यह 
सब अन्नानियोका विषय हैं? ऐसा 
सोचकर, क्या करते थे ? सो ब्रतलाया 
जाता हैं---'त्रे निश्चय ही पुत्रेपणा, 
वित्तेणणा और लोकप्रणासे पृथक 
होकर भिक्षाचर्या करते थे! इस 
प्रकार इसकी व्याख्या ऊपर की जा 
चुकी है । 

इसलिये आत्मलोककी इच्छा 
करनेवाले प्रव्नजन करें--संनन्‍्यासी 
हो जायें-उस प्रकार यह विधि अर्थ- 
वादसे सद्गत होती है.। इस अर्थवाद- 
सह्दित तरित्रि-वाक्यका आत्मणेककी 
स्तुतिके लिये होना सम्मत्र नहीं है, 
'्रब्र॒जन्ति! इस विधि-बचनका अर्थ- 
वादरूप 'एतद्भ सम? इत्यादि आगेका 
ग्रन्थ है। यदि ५प्रत्॒जन्तिः यह वचन 
भी अर्थत्राद ही होता तो इसे दूसरे 
अर्थवादकी अपेक्षा नहीं हो सकती 
थी। किन्तु “प्रत्रजन्तिः इस ग्रन्थको 
'एतद्भ सम? इत्यादि अर्थत्रादकी अपेक्षा 
हे ही। 

क्योंकि प्रजादि कर्मोसे निवृत्त 
हुए पूर्ववर्ता विद्वान्‌ प्रत्रजित हुए ही 
थे, इसलिये आधुनिक ब्रह्मतरेत्ता भी 


च्राह्मण ४ ] शा रभाष्यार्थ श्र 
ब्कॉ+ 2७ "ई३- 7 2 बा(+0.. बा९+0०- «४९20 ब्ह९८2०० ०७02 ५१2... + ९2... «22 २६2. 
प्रवजन्ति.. प्रव्नजेयु:--इस्पेव॑ | प्रतजन्ति अर्थात्‌ प्रतजन ( सन्यास ) 
बरें, इस प्रकार सम्बन्ध रखनेत्राला 
संबध्यमानं न लोकस्तुत्यमिम्रुखं | वाक्य आत्मलोककी स्तुतिके लिये होना 
सम्भव नहीं है, क्योंकि प्िज्ञान और 
ब्युत्यानका एक ही कर्ता है--ऐसा 
श्रुतिका उपदेश है---उत्यादि कथनसे 

हम यह बात पहले कह चुके हैं | 
वेदानुबचनादिसहपाठाच; | वेदानुबचनादिके साथ इसका 


यथात्मवेदनसाधनत्वेन विहि- | ० होनेसे भी यह स्व॒त्यर्थक नहीं 
वन मीन यो | हो सकता, जि्त प्रकार आत्मज्ञन- 
तानां वेदानुः यथाथे- | के साधनरूपसे त्रिद्ित वेदानुबचनादि 


त्वमेव, नाथेबादत्वम्‌ , तथा तेरेव | यथा हैं----अर्थवाद नहीं है, उसी 
सह पठितस्थ॒पारि्राज्यस | आर उनके साथ ही पढ़े गये 


अतिलो कपिल पते ना गोद पारित्राज्य ( संन्यास ) का भी आत्म- 
द * | छोककी प्राप्तिकासाथन होनेके कारण 


त्वमयुक्तम्‌ । | अथब्राद होना उचित नहीं है । 

फलविभागोपदेशाब; 'एत- |. फेल्विमागका उपदेश दिये जानेके 
कारण भी यह स्त॒त्यर्थक नहीं है। 
इस आत्मलोकको ही जानकर” इस 
अन्यस्माद्‌ बाह्याद्‌ लोकादा- | वाक्‍्यसे श्रुति अन्य लोकोंसे आत्माका 
फलान्तररूपसे त्रिभाग करती है, जिस 
प्रकार कि “यह छोक पुत्रसे ही 
यथा “पुत्रेणेबाय॑ लोको जय्यों | म्राप्तव्य है, किसी अन्य क्मसे नहीं 
तथा कर्मसे पितृलोक प्राप्तव्य है? 
इस वाक़्यद्वारा पुत्रादि साथनोंका 
लोकः” (१।५। १६) इति । | फलव्रिभाग किया गया है | 

न च प्रश्नजन्तीत्येतत्‌ प्राप्व- | इसके सित्रा प्रमाणान्तरसे प्राप्त 





भवितुमहति; विज्ञानससमानकठे क- 





त्वोपदेशादित्यादिना अवोचाम | 


मेवात्मानं लोक॑विदित्वा' इति 


त्मानं फलान्तरत्वेन प्रविभजति, 


नान्येन कमंणा, कर्मणा पित- 


श्१्१२ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
अप पक ब्वर्पनय ० कारन ४ नर बर्टि: बन कई 3-० ब्वर्टतिएय७- बा(2- ० न्य्ट22229. “हर्ट 2720 “हार्ट पक 


छोकस्तुतिपरम्‌ , प्रधानवच्चाथं- [वायु आदि] के समान भी 
'पप्रत्रजन्तिः यह वाक्य स्तुनिपरक 
तु (अर्थवाद ) » नहीं हो सकता | 
वादारपक्षम, सदहृच्छुत स्थातू; तथा अन्य प्रवान कर्मेके समान इसे 
अर्थवादकी अपेक्षा भी है थि 
तस्माद्‌ू आन्तिरेबैपा--लोक- इसका श्रुतिमें एक हे वार श्रवण 
होता तो यह अविव्रक्षित एवं स्तुति- 
सात परक माना जाता, पर इसका तो 
स्तुतिपरमिति । अनेकों बार श्रवण हुआ है | अत 
यह आत्मलेककी स्तुतिके लिये है--- 

ऐसा विचार भ्रान्ति ही हैं । 





% अर्थवाद तीन तरहके होते ई--गुणवाद, अनुवाद और भृतार्थवाद । 
जहां अन्य प्रमार्णेसि विरोध हो वह ग्रुणवाद कहलाता है। जैसे “आदित्यों यूप ? 
इत्यादि वाक्य । यहाँ यूप ( पश्च बॉधनेके ल्थि स्थापित का ) को सूर्य कहा है, 
जो प्रत्यक्ष अनुभवके विरुद्ध है | इसी प्रकार जो अन्य प्रमार्णेद्दारा न्ात अर्थक्ा 
बोध करानेवाल्य है, उसे अनुवाद कहते हैँ | जैसे “अमिहिमस्य भेपजम्‌? ( अग्नि 
शीतकी दवा है ) इत्यादि | अम्िसे शीतका कष्ट दूर होना प्रत्यक्ष है | इसके सिवा 
जो अन्य प्रमाणसि न तो ज्ञात हो ओर न विरुद्ध ह्वी हो, उस अर्थका बोधक वाक्य 
भूतार्थवाद फहलाता है । जेसे “इन्द्रो इच्राय वद्रमुदयच्छत्‌? ( इन्द्रने इत्नासुरको 
मारनेके लिये बच्ध उठाया ) इत्यादि । 

“प्रत्॒जन्ति? में किसी भी प्रकारके अर्थवादकी सम्भावना नहीं है । इसीका 
यहाँ वार-वार समर्थन किया गया है । ५“प्रमाणान्तरसे प्रातके समान” ऐसा कहकर 
यहाँ अनुवादरूप अर्थवादका खण्डन किया गया है। जैसे ध्वायुवें क्षेपिष्ठा देवता? 
( वायु शीघ्र चल्नेवाला देवता है ) यह एक वाक्य है। वायुकः शीवगामी होना 
प्रत्यक्ष प्रमाणसे सिद्ध है | अत यह अनुवादमात्र होनेके कारण अर्थवाद है। परन्तु 
उसके समान प्रत्नजन्ति? ( संन्यास लेते हैं) यह वचन किसीकी स्तुति करनेवाला 
नहीं है, क्योंकि यह अन्य प्रमार्णोसे ज्ञात नहीं है । 

न इसके सिवा जो ग्रधान कर्म होते हैं, उन्हींकी फलादिके द्वारा स्तुति की 
जाती है, वे स्वयं किसीकी स्त॒ति नहीं होते, जेसे दर्श-पूर्णमासादि प्रधान कर्मोकी 
उनके फल ख्वर्गप्राप्ति आदिसे स्तुति की जाती है; उसी प्रकार पारिवाज्यकी भी 
आत्मलोकप्राप्तिद्वारा स्तुति की गयी है ओर यह स्वयं किसीकी स्खुति नहीं 
करता । इससे भी इसका अर्थवाद होना सम्भव नहीं है | 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरमाष्यार्थ 


१११३ 


८23०. बअ(>2:७. ब्यर्टि: 0 बरी नि 2०. 222७. आर ७० जरई:20७. बई<:22. बइ<:22७- यह. ई:27:००- 


न च अनुष्ठेयेन पारित्राज्येन 
स्तुतिरुपपद्यते । यदि पारित्राज्य- 
मनुष्ठेयमपि... सदन्यस्तुत्यथे 
सात, दशेपूर्णमासादीनाम- 
प्यनु्ठेयानां स्तुत्यर्थता सखातू। न 
चान्यत्र कतेव्यतैतस्मादिष- 
यान्निज्ञाता, यत इह स्तुत्यर्थो 
सवेत्‌ । यदि पुनः कचिद्‌ विधिः 
परिकल्प्पेत पारखिज्यस, स 
इहेच मुख्यो नान्‍्यत्र संभवति । 
यदप्यनधिक्ृतविषये पारित्राज्यं 


परिकब्प्यते, तत्र वृक्षाद्यारोहणा- 


द्यपि पारित्राज्यवत्‌ कब्प्येत, 
कतेव्यत्वेनानिज्ञातत्वाविशेषात्‌ । 
तस्मात्‌ स्तुतित्वगन्धोष्प्यत्र न 
शकक्‍यः कल्पयितुस्‌ । 
यद्ययमात्मा लोक इष्यते, 
किमथे तत्माप्तिसाधनत्वेन कमो- 


प्येव नारभेरन्‌ू, कि पारिता- 
ज्येन ९ 


जिसका अनुष्ठान करनेके योग्य है, 
उस पाखि्रिज्यसे किसीकी स्तुति नहीं 
हो सकती। यदि अनुष्ठेय होकर भी 
पास्रिज्य दूसरेकी स्तुतिके लिये हो 
सकता है तो दर्श-पूर्णणासादि अनुष्टिय 
कम भी स्तुतिके लिये ही सिद्ध होंगे। 
इस आत्मज्ञानरूप विषयको छोड़कर 
और कहीं इसकी कतेन्यता नहीं 
जानी गयी, जिससे कि यहाँ यह 
स्तुत्यथंक हो | यदि कहीं पाखिज्य 
( संन्यास ) की विधिकी कल्पना की 
जाय तो यहीं मुख्य विधि होगी, 
उसका अन्यत्र होना सम्भव नहीं 
है | यदि [ कर्मके ] अनधिकारीके 
विषय पारित्राज्यकी कल्पना की जाय॑ 
तो उसके लिये तो पाखिज्यके समान 
वृक्षारोहणादिकी भी कल्पना की जा 
सकती है, क्योकि कतेव्यरूपसे ज्ञात 
न होनेमें दोनों समान हैं [# अत. 
इस वाक्यके स्तुति होनेकी लेशमात्र भी 
कल्पना नहीं की जा सकती । 

श्ठा-यदि आत्मारूप छोककी 
इच्छा की जाती है तो उसकी प्राप्ति- 
के साधनरूपसे कर्मोका ही आरम्भ 


क्यों नहीं करते, पाखिज्यसे क्‍या 
प्रयोजन है ? 


# अर्थात्‌ अनधिकारीके लिये न तो संन्यास ही कर्तव्य बताया गया है और 


न पेड़पर चढना ही । 


१११४ 


वहदारण्यफीपनिपद 


[ अध्याय ४ 


ज्वर्टय 03... ० ब((म) ७ ब्य- 3०, ब्यर फ्रिज ब्र्टे: (7-2. "हर्ट मं बर्ट॒र फल ब्ॉर्ट 2० 9:०० अर २-० गई 


इत्यत्रोच्यते--अस्य आत्म- | 
॥ 

हू व | 
लोकस कर्मभिरसंवन्धात्‌; यमा- 


समाधान-?सपर हमारा यह 
कथन हैं किहस आत्मग्ेकका कर्मेसे 


रु 


कोई सम्बन्ध न होनेके कारण इसके 


लिये कर्मोक्ा आरम्भ नहीं किया 
| जाता हैं| लोग जिस आत्माक्री 
आत्मा साधनत्वेन फलत्वेन च ' इच्छा करते ट॒ए सन्यास करें, उस 
' आत्माका साध्रनरूपसे, फलरूप- 

उत्पाद्त्वादिग्रकाराणामन्यतम- , से अथवा उत्पाद, आप्य, सस्कार्य, 
कम स॑  विकार्य--उन चार प्रकारोमेसे क्रिस्ी 

स्वेनापि कमभिन संबच्यते; शो एक खरूपसे कर्मेके साथ सम्बन्ध 


त्मानमिच्छन्तः प्रत्रजेयु:, 





तस्ातू--स एप नेति नेत्यात्मा- 
गृह्यो न हि गृद्मते'--इत्यादि- 
लक्षण; । 

यसादेवंलक्षण आत्मा कर्मे- | 
फलसाधनासंबन्धी सर्बसंसारधर्म- 
विलक्षण+, अशनायाद्यतीतः, अ- 
स्थृलादिधर्मवानू, अजोउ्जरो- 
5मरोज्मृतोष्मयः सैन्धवघनवद्धि- 
ज्ञानेकरसखमावः  खय॑ज्योति- 
रेक णवाहयः, अपूर्वो्नपरो- 
ज्नन्तरो5्वाह्य+--इत्येतदागमत- 
स्तकेतश्ल॒ख्थापितम्‌, विशेष- 
तश्रेह जनकयाज्ञवल्क्यसंवादे- 
इसिन्‌ ; तसादेवंलक्षुणे 


नहीं होता | अत ध्वह भनेति-नेति! 
इस प्रकार निर्देश किया गया आत्मा 
अगृद्य है, उसका ग्रहण नहीं किया 


, जाता'--5त्यादि बचनेसि बताये हुए 


लक्षणवाला है | 


० क्योंकि ऐसे लक्षणत्राला आत्मा 
करके फछ या साथनसे असम्बद्ध, 
सम्पूर्ण सतारधर्मोसि विछक्षण, क्षुधादि 
धर्मोसे अतीत, अस्थूल्त आदि 
धमोंसे युक्त, अजन्मा, अजर, अमर, 
अमृत, अमय, व्वणखण्डके समान 
एकमात्र विज्ञानससखरूप, खयज्योति, 
एकमात्र, अद्वितीय, अपूंे, अनपर, 
अनन्तर और अबाद्य है---ऐसा आगम 
और तकद्वारा निश्चय किया गया है 
और विशेषत, इस जनक-याज्ञवल्क्य- 
सवादमें इसका निरूपण किया 
गया है, अत ऐसे ल्क्षणोंत्राले आत्मा- 


आत्मनि विदिते आत्मत्वेन नेव | को आत्मखरूपसे जान लेनेपर कर्मा- 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरसाष्याथ 


१११५ 


०६2... ९2. ६६३. बस, ब्वप2. ब्व९०- बरा< 2 बा व पक- व्यॉ्ट ल:स्‍७ व्ए:परेकन कई पक- 


कमोरम्म उपपचते । तसादात्मा 
निर्विशेष) । 

न हि चश्षुष्मान्‌ पथि प्रवृत्तो- 
5हनि कूपे कण्टके वा पतति; 
कृत्सय च क्मफलस्य विद्या- 
फले5न्तर्भावात्‌३ न चायत्राप्य 
चस्तुनि विद्वान्‌ यत्रमातिष्ठति। 
“अह्े चेन्मघु विन्देत किमर्थ 
पर्वत त्रजेत्‌। इश्स्थार्थस्य संग्राप्ती 
को विद्वान्‌ यत्रमाचरेत्‌॥” “सर्वे 
कर्माखिलं पाथ ज्ञाने 
प्यते” ( ४७३३ ) इति गीतासु। 
इहापि चेतस्थेव परमानन्दस्थ 


ब्ह्मवित्पाप्ययान्यानि भूतानि | 


मात्राम्मपजीवन्तीत्युक्तम्‌ । अतो 
अहमविदां न कमोरम्मः | 


यस्रात्‌ सर्वेपणाविनिवृत्तः स 
एप नेति नेत्यात्मानमात्मत्वे- 


नोपगम्य तद़पेणेव वर्तेते, तसाद 


रम्म होना सम्भव नहीं है। इसलिये 
आत्मा निविशेष है। 


कोई भी नेत्रवाठा दिनके समय 
मार्गमे चलता हुआ कूएँ या कॉटोमें 
नहीं गिरता, और कमके भी सारे 
फलका ज्ञानके फलमें ही अन्तर्माव 
हो जाता है, तथा जो वस्तु बिना 
प्रयक्षके ही प्राप्त हो सकती है, उसके 
लिये समझदार व्यक्ति प्रयत्ञ भी नहीं 
करता | जेसा कि कहा है --“'यदि 
अपने पास ही शहद मिल जाय तो किर 
परवतपर किसलिये जाय ” अपने 
अभीष्ट पदार्थके मिल जानेपर कौन 
समझदार उसके लिये प्रयास कर 
सकता है ”? तया गीतामें कहां 
है-“हे पार्थ | सारेका सारा कर्म 
ज्ञममे पूर्णया समाप्त हो जाता 
है ।” यहों भी यही कहा है कि 
ब्रह्मतेत्ताके प्राप्तन्य इस परमानन्दके 
अंशके ही सहारे समस्त्र भूत जीवित 
रहते हैं | अत. ब्रह्मवेत्ताओंके लिये 
कर्मारम्भकी आवश्यकता नहीं है । 


क्योंकि सम्पूर्ण एपणाओंसे निवृत्त 
होकर “वह यह आत्मा नेति-नेति है? 
इस प्रकारके आत्माको आत्मरूपसे 
जानकर तद्गूपसे ही विद्यमान रहता. 


१११६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्बॉरट:2... -ब220 बऑपि2० -पििफ० बपए ::७- -ऑ्टर2० *ऑर्ट र20०- एक; २ पट 2० का 2७- ब्य<२:2:0. बज 2०- 


एतमेवंविद॑ नेति नेत्यात्म- | है, अतः इस प्रकार जाननेबाले इस 
'नेति-नेति? आत्मखरूप हृए पुरुषको 
भूतम्‌ , उ ह एव एते वक्ष्यमाणे ' ये आगे बतलाये जानेबाले दोनो 
न तरतो न प्राप्लुतः--इंति प्राप्त नही होते, सो उचित ही है--- 
मुक्तमेवेति वाक्यशेपः | के ते ? । इस प्रकार 'इति! अब्दके आगे 
...._ । ुक्तमेवः यह वाक्यओेप है | वे 
इत्युच्यते--अतो<्साञ्निमित्तात्‌ | [प्राप्त न होनेवाले ] दो क्या है 
शरीरधारणादिहेतोंः . 'पापम्‌ सो वतलछाया जाता है--[ पहली 
बात यह है कि] 'अत अर्थात्‌ इस 
निमित्तते यानी शरीरघारणादिके 
नस्ति, कष्ट खलु मम बृत्तम्‌ू, कारण मैने पाप--अपुण्य कर्म 
अनेन पापेन कर्मणा अहं नरक॑ किसी) यह मेरे लिये बे ही केशका 
हज न , कारण हुआ, इस पापकमके कारण मं 
त्स्पे--इते या5्य पश्चात्‌ | नरकको प्राप्त होऊँगाः---इस प्रकार 
पाप कर्म कृतबतः-परितापः हर पापकर्म किया है, उस पुरुष- 
ह नेत्यात्मभूत॑ का जो यह पश्चात्ताप है, वह इस 
स एन नेति नेत्यात् वि शत अं मिलेलय 7 घरातो 
न तरति। नहीं ग्राप्त होता | 


तथा-- अतः कल्याणं फल- | इसी प्रकार [ दूसरी बात यह 


विषयकामान्निमित्ताद्‌ यज्ञदाना- | है: अत --3स फलविपयक 


दिलक्षणं पु्य शोमन बम के: कामनारूप निमित्तसे मेने कल्याण-- 
शषण ३ ऊते- | यज्ञ-दानादिरूप पुण्य अर्थात्‌ शुम कर्म 


वानसि, अतो5हमस्य फल | किया है, इसलिये मैं दूसरे शरीरमें 
सुखमुपमीक्ष्ये देहान्तरे! इत्ये- | इसका फलरूप सुख भोगूँगा!---इस 


पोडपि इपस्त॑ न तरति। उसे उ | पका हुं भी उसे नहीं प्राप्त 
होता । यह ब्रह्मवेत्ता इन पाप-पुण्य- 


ह एवं एप अक्यविदेते कर्मेणी | रूप दोनों ही प्रकारके कर्मोंसे पार 
तरति पुण्यपापलक्षणे । एवं | हो जाता है | इस प्रकार ब्रह्मवेत्ता 


अपुण्य॑ कम अकरव॑ कृतवा- 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरसाष्याथे 


१११७ 


३२७... ७२... ६६०००. ना52:... ८328. «४९२०० ८2... पे व अप नहर जा 


ब्रह्मविद। संन्यासिन उभे अपि 
कर्मणी क्षीयेते--पूर्वजन्मनि कृते 
ये ते, इह जन्मनि कुंते ये ते च; 
अपूर्व च नारस्थेते । 

किंच नेन॑ कृताकृते--कत॑ 
नित्यालुष्ठानम, अकृत॑ तसस्‍्येव 
अक्रिया, ते अपि कृताक्ृते एज 
न तपतः; अनात्मज्नं हि कृत 
फूलदानेन, अद्भतं प्रत्यवायोत्पा- 
दनेन तपतः | अय॑ तु अह्मविद्‌ 
आत्मविद्याभ्िना सबोणि कर्माणि 
भसीकरोति, “यथेधांसि स हर 
द्रोडमिः” (गीता ७ | ३७) 
इत्यादिस्म॒तेः; शरीरासम्मकयोस्तु 
उपभोगेनेव क्षयः | अतो बअद्म- 
विदकमसंबन्धी ॥२२॥ 


संन्‍्यासीके जो पृर्वजन्ममें किये होते 
हैं, वे और जो इस जन्ममें किये 
होते हैं वे---दोनों ही प्रकारके कर्म 
क्षीण हो जाते हैं तथा नये कर्मोका 
भी आरम्म नहीं होता | 


इसी प्रकार इसे कृत और अक्ृत-- 
कृत नित्यानुष्ठानको कहते हैं और 
अकृत उसे न करनेको--वे कृत 
और अकृवत भी इसे ताप नहीं 
पहुँचाते | जो अनात्मज्ञ है, उसे ही 
कृत तो फलप्रदानके द्वारा और अकृत 
प्रत्यवाय उत्पन्न करके ताप पहुँचाते 
हैं । यह ब्रह्नवेत्ता तो आत्मज्ञनरूप 
अग्नेसे सम्पूर्ण कर्मोको भस्म कर 
देता है, जेसा कि “जिस प्रकार 


“| बढ़ा हुआ अम्नि इंघनको भस्म कर 


देता है? इस स्पृतिसे सिद्ध होता 
है| जो [ ग्रारब्धरूपसे ] नूतन 
शरीरकी उत्पत्ति करानेवाले पाप-पुण्य 


! | कम होते हैं, उनका तो उपभोगसे 
' ही क्षय होता है, इसलिये ब्रह्मवेत्ता- 


का कर्मसे सम्बन्ध नहीं है ॥२२॥ 


-<रैड्टै22..२०- 
बल्मवेत्ताक़ी स्थाति और याज्ञवल्क्यके प्राति जनकका आत्मसम्षण 


तदेतद्चाभ्युक्तम्‌ । एष नित्यो महिमा ब्राह्मणस्य 
न वर्धते कर्मणा नो कनीयान्‌ । तस्यैब स्यात्‌ पदवित्त 


१११८ चहदारण्यकोपनिपद्‌. * [ अध्याय ४ 
ब्बॉपसिक, नये व्यय: ब्य ७. "कप न? 2७ व्य्ट +- :ज न्यरईय? फेक न्यर्ट(+- 20. नह :230, ब्यट न- 2. का >-पैक० न्य्ट 2८22 


विदित्वा न लिप्यते कर्मणा पापकेनेति । तस्मादेवंविच्छा- 
न्‍्तो दान्‍्त उपरतस्तितिक्षः समाहितो भूत्वात्मन्येवात्मानं 
पश्यति सर्वमात्मानं पश्यति नेनं पाप्मा तरति सर्व पाप्मानं 
तरति नेनं पाप्मा तपति सर्व पाप्मानं तपति विपापो बिर- 
जो(विचिकित्सों व्राह्मणो भवत्येप वह्मलोकः सम्राडेनं 
प्रापितोडएसीति होवाच याज्ञवल्क्यः सो5हं भगवते विदेहान्‌ 
द॒दामि मां चापि सह दास्यायेति ॥ २३ ॥ 


यही वात ऋचाद्वारा कही गयी है--यह ब्रह्मवेत्ताकी नित्य महिमा 
है, जो कर्मसे न तो बढ़ती है और न घटती ही है। उस महिमाके ही 
खरूपको जाननेवाद्य होना चाहिये, उसे जानकर पापकर्मसे लिप्त नहीं 
होता | अत इस प्रकार जाननेवाला शान्त, दान्त, उपरत, तिनिश्ु और 
समाहित होकर आत्मामें द्वी आत्माको देखता है, सभीको आत्मा देखता 
है| उसे [ पुण्य-पापरूप ] पापकी प्राप्ति नहीं होती, यह सम्पूर्ण पापोंको 
पार कर जाता है | इसे पाप ताप नहीं पहुँचाता, यह सारे पार्षोको 
सन्‍्तप्त करता है | यह पापरहित, निष्काम, निःसंशय ब्राह्मण हो जाता 
है | हे सम्राट्‌ | यह ब्रह्मलोक है, तुम इसे पहुँचा दिये गये हो--ऐसा 
याज्ववल्क्यने कहा | [तब जनकने कहा---] “बह में श्रीमानकों विदेह 
देश देता हूँ, साथ ही आपकी दाप्तता ( सेवा ) करनेके लिये अपने-आपको 
भी समर्पण करता हूँ? ॥ २३ ॥ 


तदेतद्वस्तु ब्राह्मणेनोक्त-) ब्राह्मणके द्वारा कही गयी यह 


सचा मन्‍्त्रेण अस्युक्तं प्रका-| ते ऊँचा अर्थात्‌ मनन्‍्त्रदारा भी 
हर सेआदि कही---प्रकाशित की गयी है | यह 
शितस्‌ | एव नेति नेत्यादि- | नेति-नेति' इत्यादिके द्वारा लक्षित 


लक्षणों नित्यो महिमा; अन्ये तु | आत्मा नित्य महिमा है, दूसरी जो 


ब्राह्मण ७ ] शाइरसाष्यार्थ १११९ 
2 कारक. ब्व्टि ७ ब्वर्सि प्र ब्एि: 22० "कस: 2. बा -3 बयज:#० बॉस क्‍ ब्य्पि:22- वा<०2७ च्याए 3० 
महिमानः करमकृता इत्यनित्याः; | महिमाएँ हैं, वे तो कर्मद्वारा सम्पन्न 

४ ८ पं महिमा हुई हें, इसलिये अनित्य हैं; किन्तु 
अय॑ हु ताइडइणा भ्रहिसा खा" | भदण अर्थात्‌ सम्पूर्ण एपणाओंका 


भाविकत्वान्नित्यो ब्रह्मविदो ब्रा- | प्याग करनेवाले ब्रह्मवेत्ताकी यह 
उनसे विलछक्षण महिमा खाभाविक 
ह्मणसय त्यक्तसमंपणस्थ ! | नि कारण नये हे 


कुतोधस्य नित्यत्वमिति हेतु-। इसकी नित्यता क्यों है---इसमें 
श्रुति हेतु बतलाती है---यह कर्मसे 
माह--कमेणा न वधेते शुभलक्ष- गेट विहती अधीत सिहर मे ह 
णेन ऊृत्तेन बद्धिलक्षणां विक्रियां | कमेसे यह बृद्धिरूप विकारको प्राप्त 
नहीं होती | तथा अशुभ कमसे 
कनीयान्‌---क्षयरूप विकारको प्राप्त 
कनीयान्‌ नाप्यपक्षयलक्षणां वि- | नहीं होती । समस्त विकार इृद्धि 
या क्षयके ही हेतुभूत हैं, अतः इन 
दो विकारोंके प्रतिपेषद्वारा उन 
सभीका प्रतिपेष कर दिया जाता है। 
इसलिये अविक्रिय होनेके कारण यह 
नित्य महिमा है। अत उस महिमा- 
का ही पदवित्‌---खरूपको जानने- 
वाला होना चाहिये | [ 'पबते इति 
पदम? इस व्युत्पत्तिके अनुसार ] 
स्थादू भवेत्‌, पद्वितू--पदस्थ | जिसकी प्रतिपत्ति---अवगम अर्थात्‌ 
वेत्ता, पद्चते गम्यते ज्ञायत इति | न होता है, वह पद है; भत, 


3 हे यहाँ खरूप ही पद है, उस पदका 
पदस् वेदिता । 


कहलाता है | 
कि तत्पदवेदनेन स्थादित्यु-| उस पदको जाननेसे क्या होगा, 


न प्राप्तोति; अशुभेन कर्मणा नो 


क्रियां प्राम्ोति। उपचयापचय- 





हेतुभूता एवं हि सवा विक्रिया 
इति एतामथयां प्रतिषिध्यन्ते | 





अतोष्विक्रियात्वान्नित्थ॒ एप 





महिमा । तस्ात्‌ तस्येब सहिस्नः, 


११२० बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय 
नए ब्यर2७, ब्व्िट नर नर्स: ब्रेन: "वर 2:2.. ब्यर्ट >7: «77७ “० >:७... “7:7० ०7:2७ 


च्यते--त॑ विदित्वा महिमानम्‌, | सो बताया जाता है---उस महिमा- 


लि के को जानकर परुष पाप--पर्माप्षर्म- 
न लिप्यते न संबरध्यते कर्मणा पट 
, रूप कर्मसे लिप्त--सम्बद्द नहीं 


पापकेन धर्माधरमक्षणेन, उमय- होता | ज्ञानीक्रे लिये तो [ पाप- 

मपि पापकमेव बिदुपः | | पुण्य ] दोनों पापके तुल्य ही है । 
यस्तादेवमकर्मसंवन्‍न्धी एप , क्‍योंकि इस प्रकार यह्द 'नेति 

ब्राह्मणस्य महिमा नेति नेत्यादि- नेतिः इत्यादि छक्षणत्राली ब्राह्मणकी 


हि एवंबित्‌ शान्त महिमा कर्से सम्बन्ध रखनेवाली 
लक्षण, तसाद्‌ एपॉवत्‌ शान्तः-- हर है, इसलिये इस प्रकार जानने- 


वाह्मन्द्रियव्यापारत उपश्ञान्तः, बाह्य शान्‍्त--बाह्य-उन्द्धिय-व्यापारसे 
तथा दान्तः-अन्तःकरणठष्णातों उपणान्त, दान्‍न्त---अन्त .करणकी 

उपरत रथ 
निवृत्तः, उपरतः सर्वैषणाविनि- “से निशत्ता उपस्त-- सम्पूर्ण 


: संन्यासी, तितिश्ुईन्द् एपणाओंसे निदृत्त सन्‍्यासी, तितिक्षु- 
बृक्तः | रह न्ड (दूं सहन करनेवाला और 


सहिष्णुः,  समाहित;--इन्द्रि- | समाहित---इर्द्रिय और अन्त करण- 
यान्तःकरणचलनरूपाद्‌ व्यावृत््या | के चलनरूपसे व्यावृत्त होकर 
ऐकाग्यरूपेण समाहितों भूत्वा; ऐकाम्यरूपसे समाहित हो-यही वात 
तदेतदुक्त पुरतात--“बाल्य॑ च पहले “बाल्य और पाण्डित्यको 


पाप्हित्य .. | पूर्णया जानकर” इस वाक़्यद्वारा 
पा है हर 
ण्डित्य॑ च निर्विच्च/ इति; कही गयी बाग अधि 


आत्मन्येव स्वे कार्यकरणसंघाते | हहेन्द्रियसघातरूप अपनेमे अन्तर्वती 
आत्मानंग्रत्यक्वेतयितार॑ पश्यति ।। चेतन आत्माको देखता है | 

तत्र कि तावन्मात्र॑ परिच्छि- तो क्‍या उस शरीरमें वह उतने 

ही परिमाणवाले परिच्छिन्न आत्माको 

क्षम्‌ १ नेत्युच्यते--सर्वे समस्त- | देखता है ? इसपर कहा जाता है 

'नहीं,! वह सबको आत्मा ही देखता 

मात्मानमेव पद्यति, नान्‍्यदू | है। आत्माके अतिरिक्त दूसरी कोई 


ब्राह्मण ४ ] 


शाइरभाष्याथ 


११२१ 


ब्कॉ्पडट ब्यरपस बस आन न केक बाई 2: नई क2:,, नर डिट७- नहा 2: हट "गई ९0 चई<ज22० 


आत्मव्यतिरिक्त वालाग्रमात्रमप्य- 
स्तीत्येव॑ पद्यति; मननान्मुनि- 
भंवति जाग्रत्खभसुषुप्ताख्यं था- 
नत्रयं हित्वा । 

एवं पश्यन्तं ब्राह्मणं नेन॑ 
पाप्मा पृण्यपापलक्षणस्तरति, न 
ग्राप्नोति; अय॑ तु बह्मवित्‌ सब 
पाप्मानं॑ तरति--आत्ममावेनेव 
व्याप्नोति, अतिक्रामति । नेन॑ 
पाप्मा कृताकृतलक्षणस्तपति, 
इप्टफलग्रत्यवायोत्पादनाभ्याम्‌ ; 
सर्वे पाप्मानसयं तपति ब्रह्म- 
वित्‌ स्वात्मदशनवह्विना भसी- 
करोति । 

स॒ एप एवंविंदू विपापो 


वस्तु बोलके अग्रभागके बराबर भी 
नहीं है---इस प्रकार वह देखता 
है | वह जाग्रत्‌ , खप्त और सुषृप्ति- 
संज्ञक तीनों अवस्थाओंको छोडकर 
मनन करनेके कारण मुनि हो 
जाता है। 

इस प्रकार देखनेवाले इस ब्राह्मण- 
को पुण्य-पापरूपी दोष नहीं तरता--- 
नहीं प्राप्त होता । किन्तु यह बह्मवेत्ता 
तो सम्पूर्ण पापको तर जाता है--- 
उसे आत्मभावसे ही न्याप्त--आक्रान्त 
कर लेता है। इसे कृताकृतरूप पाप 
इष्टफलप्रदान औरे प्रत्यवायोत्पादन- 


के द्वारा ताप नहीं पहुँचाता और यह 
| ब्रह्मवित्‌ सम्पूर्ण पापको तप्त करता 


यानी सर्वात्मदर्शनरूप अग्निसे भस्म 
कर देता है | 
वह यह इस प्रकार जाननेवाला 


विगतधमाधमेः, विरजो विगत- विपाप--धर्माधमहीन, . विरज-- 


रजः, रजः काम), विगतकामः, 


विगतरज, 'रज” कामको कहते हैं, 
अतः निष्काम, अविचिकित्स--- 


अविचिकित्सः-छिन्नसंशयः / >है- | संशयहीन ओर 'मैं सर्वात्मा पस्रह्ष 
मसि सवोत्सा पर ब्रल्मेति निश्चित- | है! इस प्रकार निश्चितमति आ्राह्मण 


सतिः, त्राह्यणो मवति । 
अय॑ लेबंभूत एतस्यामव- 


[ हो जाता है | 
| इस अवस्थामें ऐसी स्थितिको 


प्रात्त हुआ यह ब्रह्मवेत्ता ही मुख्य 


स्थायां मुख्यों ब्राह्मणः, आगे- | ब्राह्मण है | इस ब्रह्मखरूपमें स्थिति 


चू० उ० १ ४१--१५७२-- 


११२२ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ज्क-0... ७, ब्वर्ट:2७. नए: 22. कप: 2-९६. २ ने 2५७. बर्टग22 "आर्ट 72७. बट 7220७. बकए 3३:02७० “कई 2200०. 
तस्ताद्‌ ब्रह्मचरूपावखानादू गो- । होनेसे पूर् तो इसका ब्राह्मणन्य गोण 
णमस्य त्राह्मण्यम्‌ | एप ब्रह्म- हो हैं [ मुख्य नह | यह बद्मडोक 
लोकः--जहैव लोको. ब्रह्म- 3 है अवात छह 
5 2 30 ० सा «  प्रवान ) एत्र उपचाररहित सवात्म- 
लोको मुख्यों निरुपचरितः सर्वा- व ब्रद्मलोंक यहीं है। हे 
त्ममावलक्षणः, हे सम्राट | एन | सम्रादू ! इस 'नेति नंति! इत्पादि- 
त्रह्मलोक्क॑ परिप्रापितोडइसि अभय ' रूपसे लक्षित अभय ब्रद्मत्ेकको तुम्हे 
नेति नेत्यादिलक्षणमू--इति पहुँचा दिया--ऐसा याहइवन्‍्क्‍्यने 
होवाच याज्ञवरक्‍्यः | कहा । 
एवं ब्रह्मम्रतो जनकों याज्ञ-. इस प्रकार याज्वलक्यद्वारा त्रह्म- 
वल्क्येन त्रह्ममावमापादितः प्र- “बिक प्राप्त कराये हुए ब्ह्ममत 
कि जनकने उत्तर दिया, आपके द्वारा 
त्याह--सा5ह त्वया त्रह्ममाव- ब्रह्ममावको प्राप्त कराया हुआ मैं 
मापादितः सन्‌ भगवते तुम्य॑ आप श्रीमानको विदेहदेश अर्थात्‌ 


विदेहान्‌ देशान्‌ मम राज्य समस्त सपना सारा राज्य देता हैँ। तया 
ददामि, मां च सह विदेहे-' विदेहदेशके साथ अपने-आपको भी 


। दास्य--दासकर्मके लिये ठेता हँ-इस 
दोस्याय दासकर्मणे--ददामीति ! ,कर नव! गब्दसे 'ददामि/ देता हैं) 
चशव्दात्‌ संबध्यते । इस क्रियाका सम्बन्ध लगाया जाता है | 

परिसमापिता त्रह्मविद्या सह |. संन्यास, अग और इतिकत्तेन्यता- 
संन्यासेन साड़ा सेतिकर्तन्यताका; | के सहित ब्रह्मविद्याकी सवेथा समाप्ति 
परिसमाप्तः परमपुरुषार्थ;; एता- | हो गयी। परम पुरुषार्थका पर्यवसान 
व्‌ पुरुषेण कर्तेव्यम्‌ , एपा निष्ठा, ! हो गया। पुरुषको इतना ही कत्तेव्य 
एपा परा गतिः, एतन्निःश्रेयसम्‌, | है) यही निष्ठा है, यही परा गति है 
एतत्प्राप्प कृतकृत्यो ब्राह्मणों | ओर यही नि श्रेयस है | इसे पाकर 
भवति, एतत्‌ सर्ववेदानुशासन- | ब्राह्मण कृतकृत्य हो जाता हैं और 


मिंति ॥२३॥ यही सम्पूर्ण वेदका अनुशासन है|२३॥ 
ज-++++-७#४+८7००७-#&६£झछऋउऊ-२+--- 


पिः 


ब्राह्मण ४ ] शाहइरभाष्या्थ ११२३ 
बह ८20७. 22७, “का: व). कर :29 29 ५:29 “या: 2 ब्यई>-2स्‍- "कई :230.. आई, नई 2-2७. 
आत्मा अन्नाद और वतुद्दान है--इस ग्रकारकी उपासनाका फल 

योष्यं जनकयाज्ञवत्वयाख्या- | इस जनक-याज्ञवल्क्य-आख्या- 
यिकामे जिस आत्माकी व्याख्या की 
यिकायां व्याख्यात आत्मा-- | गयी है--- 
स॒ वा एबष महानज आत्मान्नादो बसुदानो बिन्दते 
वसु य एवं बेद ॥ २४ ॥ 
वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अन्न भक्षण करनेब्राद्य और कर्मफल 
देनेवाला है। जो ऐसा जानता है, उसे सम्पूर्ण कर्मोका फल प्राप्त 
होता है | २४॥ 
स वे एप महान्‌ अज| वह यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
आत्मा अन्नादः सर्वभूतखः सर्वा- | अनोद--सम्पूर्ण भूतोंगे स्थित 


लगामता बेकार घर से रहकर समस्त अन्नोंका भोक्ता, 
शक जदानः- डे पेन | 4 दान--बु--धन अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
सबंग्राणकर्मफलम्‌ , तस्य दाता, | प्राणियोंका कर्मफल उसे देनेवाला है, 
प्राणिनां यथाकर्म फलेन योज- | “भत्‌ आणियोको उनके कर्मालुसार 
यितेत्यथ;. तमेतमजमन्नाद |) सडक करनेवाल है। उस 
बसुदानमात्मानमन्नादवसुदान- | 2 न अर चलुदान 
कक हित जद आत्माकों जो अन्नाद और वसुदान 
श॒णास्यां मुक्त यो वेद, स | गुणोंसे युक्त जानता है, वह समस्त 

ए |] ह॥क फेक पर 
सवभतेष्वात्ममृतः--अन्नमत्ति, | भ्तोमें आत्ममूत हुआ अन्न भक्षण 
बिन्दते च बसु सर्व कर्मफलजात॑ | तो है, तथा जो ऐसा अर्थात्‌ 
| 


सवा स्पत्वो , | उपयुक्त त्रिपयको जानता है, वह 
लगते सर्वात्मत्वादेव, ये एवं | 
पे कक जे सर्वात्मा होनेके कारण ही बसु यानी 
यथोक्त वेद । 


सम्पूर्ण कर्मोका फल ग्राप्त करता है | 


अथवा दृष्टफलार्थिभिरप्येवं- | अथवा जिन्हें [अन्न और धनरूप ] 


इृष्टफलकी इच्छा है, उनको भी ऐसे 


११२४ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
५23... (2. «९27७. ०८2... २-१७ “बव200. ब्व: ८ बे ब(सटप ० ना< 22० ४२०2: «८:२०. 
गुण उपास्यः; तेन अन्नादों | गुणोवाले ब्रह्मग्री उपासना करनी 
रे रपट चाहिये | उससे वह अन्नाद और 
वसोथ् ठब्धा, बप्टेनेच फलेन । बन प्राप्त करनेबाल होता है, अथात्‌ 
' प्रत्यक्ष ग्राप्त होनेब्राले ही अन्नादत्य 
और गी, घोडे आदि फल्से उसका 
योगो भवतीत्यथः ॥२४॥ योग होता है ॥२४॥ 


नीता च 5 हएफएट 7-७ ++- ८ 


अन्नात्तत्वेन गोडश्चादिना चास्यथ 


ब्रह्मके स्वरूप और व्रह्मबकी स्थितिका वर्णन 
इदानीं समस्तस्येवारण्यकस्स अब इस सारे ही आरण्यकर्मे जो 
बात कही गयी हैं, वह समगृहीत 
पिडकायां. निर्दिब्यते करके इस कण्डिकामें बतलायी जाती 
अस्यां कष्डिकायां ! हैं कि सारे आरण्यकका इतना ही 


एतावान्‌ समस्तारण्यकार्थ इति-- , तात्पर्य है--.. 
सवा एप महानज आत्माजरो5मरो5म्रतोःभयो 
* ४ ० 
व्रह्मामय॑ वे वह्मामय< हि वे ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥२५॥ 
वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा अजर, अमर, अमृत एवं अभय ब्रह्म है। 
अभय ही ब्रह्म है, जो ऐसा जानता है, वह अभय ब्रह्म ही हो जाता है ॥२०॥ 
स वा एप महानज आत्मा 
अजरो न जीयंत इति, न विप- 
2५ | अथात्‌ इसका विपरिणाम नहीं 
रिणमत इत्यथः; अमरः--यसाज् | हेता। 'अमर.!-- क्योंकि अजर है, 
अजरः, तस्माद्‌ अमरः, न प्रियत | इसलिये अमर है, जो नहीं मरता उसे 
इत्यमर:; यो हि जायते जीर्यते | कते हैं । जो उत्पन्न होता 
काल , | अथवा जी्ण होता है, वही विनष्ट 
तु अजत्वादू अजरत्वाच्च अविनाशी | अज और अजर होनेके कारण 


योष्ये उक्तः. स समुखचित्य 


वही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा 
जीण नहीं होता, इसलिये अजर है 


(5 





प्राह्मण ४ ] 


शाहरमभाष्याथे 


श्श्र५ 


८0... ब<८0... <८८६))... «का “वास :20७ «८220७ २:20. ब्यर्ध २7:2७, व्क<० ब्यर्ट(८))७- व्याई ८2७ व्य2७ ५ 


यतः, अत एवं अमृतः | यस्ताद्‌ | अविनाशी है, इसीलिये अमृत है । 


जनिप्रभ् तिमिखिमिभावविकारे- 
वर्जित, तस्तादू. इतरेरपि 
भावविकारे सिभिस्तत्कृतेश्र 
कामकर्ममोहादि भिमत्युरूपबेजित 
इत्येतत्‌ । 

अभयोऊ5त एव: यस्मायव॑ पूर्वो- 
क्तविशेषणः, तस्साद्‌ भयवर्जितः; 


क्योंकि यह जन्मादि तीन भाव- 
| बिकारोंसे रहित है, इसलिये अन्य 


! तीन भावविकारोंसे तथा उनसे होने- 


वाले मृत्युरूप काम, कर्म और 
 मोहादिसे भी रहित है--ऐसा 
इसका तात्पय है। 

इसीसे यह अभय भी है । इस 
प्रकार चूंकि यह पूर्वोक्त विशेषणों- 


६2.2 हे हर 6 (वाला है, इसलिये भयश्न्य हैं, 
भय च्‌ ह नाम आवधाकायम्‌ हम 
! भय तो अबिदयाका ही कार्य हैं, 


तत्कायप्रतिपेधेन भादातकार |  धियाके कार्य और भावत्रिकारोंके 
प्रतिपेषेन चाविद्यायाः प्रतिपेधः | प्रतियंधसे अविधाका प्रतियेव भी 
सिद्धो बेदितिव्यः | अभय आत्मा , सिद्ध हुआ समझना चाहिये | इस 
एवंगुणविशिष्टः किमसी १ त्रह्म | प्रकारके गुणोंसे युक्त यह अभय 
परिइदं निरतिशय महदित्यथः | | आत्मा क्या है * ब्रह्म--सत्र ओरसे 
अमय॑ वे ब्रह्म असिद्धमेतद्‌ | डैओं अर्थात्‌ निरतिशय महान्‌। 


आम ही है, लोकमें यह वात 
मेवंगुणविशिषट है प्रसिद्ध हैं कि ब्रह्म अभय है, इसलिये 
युक्तमेबंगुणविद्टि आर्मी हे मणविलों आत्मा जे है >मह 
ब्रह्मति | कइना उचित ही है | 
य एवं यथोक्तमात्मानमभयं | जो इस प्रकार उपर्युक्त आत्मा- 
त्रह्म वेद, सोउभयं हि ये त्रह्म हे अभय त्रह्मको जानता है, वह 
भवति ८ (पु श्वय अभय जाता 
वति | एप सर्वस्या उपनिषदः नह्न ही हो जाता है । 


क्षिणोर्व्य «6 | नह समस्त उपनिपदका संक्षिप्त अर्थ 
सक्षप्ताज्य उक्तः। एतस्थवार्थस्थय कहा गया | इसी अर्थका अच्छी तरह 


सम्यक्प्रवोधाय उत्पत्तिखिति- | ज्ञान करानेके लिये आत्मामें उत्पत्ति, 


११५६ बृद्दवारण्यकरीपनिपद्‌ [ अध्याय ४3 
जब. ब्वप) 9 बरनीय बॉरप बर्टिय.- बरस ०८०22 ब्क न. ब्यर्ट 3: नयर्ट >72 2७. बर्थ 23७, "या": पक, 
प्रलयादिकल्पना . क्रियाकारक- स्थिति ०न प्रढ्यादिकी कल्पना तथा 
क्रिया, कारक ओर फछका अध्याराप 
किय गय हैं। तथा उसके अपोहन- 
तदपोहेन च नेति नेतीत्यध्यारो- के द्वारा अर्थात्‌ 'नेति नति' इत्यादि 
रूपसे अध्यारोपित तिश्ेपकी निश्वत्ति 
द्वारा पुन तत्वका ज्ञान कगया 

भावेदितम्‌ । गया हैं । 


फलाध्यारोपणा चात्मनि कृता; 
पितविशेषापनयद्वारेण पुनस्तत्त्व- 


यथैकप्रभृत्यापराधसंख्याख-.. जिस प्रकार एकसे लेकर पराथ- 

हु सिकक तककी सस्याके खरूपका परिज्ञान 

रूपपारज्ञानाया रखाध्यारापण दरनेकेलिये रेखाओंका अध्यागेपण 

केय॑ ग करके अः* ह जेक्ों जैबाएँ खीजस- 

। कर ] यह (पहली ) रेखा एक है, 

शतेयम्‌, सहस्ेयम--इति ग्राह- यह (दूसरी) रेखा दअ है, यह 
ग्श |॒ , ; (तीसरी ) सो है, यह ( चोयी 

यति, अवगमयति संख्याखरूप / ) 02030 

तहसख्र है---इस प्रकार ग्रहण कराने हैँ 


केवलम्‌ , न तु संख्याया रेखात्म- | तथा उन रेखाओंद्वारा केबछ सख्याके 





खरूपका ज्ञान कराते है, किन्तु वास्तव- 
में सख्या रेखारूप ही नहीं है । तथा 
जिस प्रकार अकारादि अक्षरोंको 
ग्रहण करानेकी इच्छात्राह्ल पुरुष 
कागज, स्याही और रेखाओंके सयोग- 
रूप उपायको आश्रित कर वर्णोका 
खरूप समझा देता है, कागज-स्याही 
आदि ही अक्षरोंके खरूप हैं--- 
ऐसा नहीं समझाता, उसी प्रकार 
यहों उत्पत्ति आदि अनेकों उपायोंको 
आश्रित कर एक ब्रह्मतत्त्तका ही बोच 


ल्वमेव; यथा च--अकारादीन्य- 
क्षराणि विजिग्राहयिपु पत्रमपी- 
रेखादिसंयोगोपायमास्थाय वर्णा- 
नां सतत्वमावेदयति, न पत्र- 
मष्याद्यात्मतामक्षराणां ग्राहयति- 
तथा. चेहोत्पत्याध्नेकोपाय- 


माखायेक॑ ब्रह्मतत्वमावेद्तिम, 


प्राण ४ ] शाप रभाष्यार्थ ११२७ 
कर 3.20... ब्रेक न्क्ि - फ्ज ब्कॉर' 2, नण--: 3. पटक ब्यस-22०- जा 2-30 व्याई 27.22 व्यर्ड 22.0. बट ०६22- या *-:क- 


यजनितविशे किक. ॥॒ हज 
पुनस्तत्कल्पितोपायजनितविशेष- | कराया गया है । फिर उस कल्पित 


परिशोधनाथं नेति नेतीति / उपायसे पैदा हुए विशेषका निरास 


२8 , ,  करनेके लिये 'नेति नेति! ऐसा 
तत्त्वोपसंहारः कृतः । तदुपसंहुत है 
कहकर तत््वका उपसहार किया है। 


पुनः परिशुद्धं केवलमेव सफल | फिर अन्तमे वह उपसहत, परिशुद्ध, 
ज्ञानमन्तेष्सयां कृण्डिकाया- , क्रेबल ज्ञान ही अपने फलके सहित 


मिति ॥२५॥ ! इस कण्डिकार्मे बतलाया गया है २५ 
“शक ए अफिनेसी (ए- 


इति बृहदारण्पकोपनिपद्धाप्ये चतुर्थाध्याये 
चतुर्थ शारीरकत्राक्षणण्‌ ॥ ४ ॥ 





पछ्च्स कऋष्छ्ण्स 


०22२० 


यानवल्क्य-मै त्रेयी-सवाद 


आगमप्रधानेन मधुकाण्डेन 
त्रह्मतत्व॑निधोरितम्‌ । पुनः 
तस्येवोपपत्तिप्रधानेन. याज्- 
वल्कीयेन काण्डेन पक्षग्रतिपक्ष- 
परिग्रह क्ृत्वा विगशृद्यवादेन 
विचारितम्‌ । शिष्याचार्यसंवन्धेन 
च्‌ पटष्टे प्रश्नग्रतिवचनन्यायेन 
सबिस्तरं विचार्योपसंहृतम्‌। अथे- 
दानीं निगमनस्थानीयं मेत्रेयी- 
ब्राह्मणमारभ्यते । अय॑ च न्यायो 
वाक्यकोविदे: . परिग्ृहीत+-- 
हेत्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञायाः पुनवेचन 
निगमनम्‌! इति | 


अथवागमग्रधानेन मधुकाण्डेन 
यदसतत्वसाधन ससंन्‍्यासमात्म- 
ज्ञानमभिहितम्‌, तदेव तरकके- 
णाप्यस्तत्वसाधनं॑ सरसन्यास- 
मात्मज्ञानमधिगम्यते | तके- 


[ द्वितीय अब्यायमें ] आगमग्रधान 
मधुकाण्डद्वारा त्रह्मतत्चका निश्चय 
किया गया। फिर [ तीसरे अच्यायमें ] 


' युक्तिप्रवान याज्ञवल्कीय काण्डद्वारा 
। उसीका पक्ष-प्रतिपक्ष लेकर जल्पन्याय- 


द्वारा विचार किया गया ओर तदनन्तर 
इस छठे प्रपाठका अर्थात्‌ चतुर्थ अध्याय- 


क्‍ में] गुरु-शिप्यसम्बन्धसे प्रश्नोत्तरकी 


अलीद्वारा उसका त्रिस्तारपूर्वक विचार 


| करके उपरुहार किया गय्ना | उसके 


पश्चात्‌ अब्र निगमनस्थानीय मेत्रेयी- 
ब्राह्मण आरम्भ किया जाता है। 
वाक्यमर्मज्ञोंने इस न्‍्यायको खीकार 
भी किया है यथा---“हेतुका उलछेख 
करके ग्रतिज्ञका पुन कथन करना 
निगमन है” इति | 


अथवग आमगमग्रधान मधुकाण्डने 
जिस संन्यासयुक्त आत्मज्ञानको 
अमृतत्वका साघन बतलाया है, चही 
ससनन्‍्यास आत्मज्ञान त्कसे भी 
अमृतत्वका साधन जाना जाता है | 


प्राष्मण ५ ] धादरभाष्याथथ ११२० 
न्कॉर्ट 2... ब्कर्े मी. :४० च्यर्ट, 33% जट739.. «(7५० «9० ब्रिज ब्रा गि 3. ब्व८7 9 ०८72 नगर. च्कॉ -.2%० 
प्रधान हि. यातवल्कीय का- ' यातःल्कीय काण्ए तकंप्रधान ही हैं, 
अन का जो अमृतत्वका सावन 
गन शक है ,.. समयासयुक्त आह्मतान एँं, वह शास 
नाश्रतमतत्‌-- बदतदात्मताने और नके दोनेहिीसे निश्चित है | 


एम: तम्मान्छासतकास्यां 


दर 
ससंन्यासममृतत्यसाधनमिति | ससलिय अमनत-प्राप्तिके उछुक एस 
तमान्झाखघवडाबड्धिस्मरत्वप्त साख वदा रगानबाठे पुरुषोंको 
मानछझाखभड़ावद्धिस्मृतत्वमति- ली 
25 «० अक समिएस सीओ २ ति हग् प्रात पघारना चाएच, उयाक्र 
पितल्माभरतत कप षूः छ्र स्‍ ह > ६ ७३ ४ 
० लक _. € शारू आर युक्ति दोनहके दास 
आगमोपपत्तिम्यां हि निधितो5व: दिद्धय किया एक अर्ग अनयभियारी 


भ्रदेयो भवति, अनच्यमिचारा- होने कारण बर्द्य होता ? | :न 


38772 6 5 अति तो गत) की तो चनुर्भ प्रपाठक 
दिति | अक्षगणां तु चत॒थथे यः् अध्ाा न्‍ कह त्तो हि कं प्रपाय+ 
प्ध हि गानी दितीय अयाय; में जिस प्रकार 
च्यास्याताष्यः, तथा ग्रांतपन्त- >३ 8 

दा ट आार्या की गयी 2, कसी ही यहां 
लकी 5 आसाप्राक हो आती आहि)ओ मेही जिंग 
व्यास्थावानब तानि च्यास्या- 5क्षतेदी स्याग्या नहीं दी गयी, 


कक 


स्थामः । उनकी स्याग्या हम यह बारेंगे | 


फजकलेक - डक 


जप उसझी हो सिर्यों 

अथ ह याजवल्क्यस्थ द्रे भाय बथवतमेंत्रयी च 
कात्यायनी चर तयोह मेत्रेयी श्रद्ममादिनी वभव स्रीपज्ञव 
तहिं कात्यायन्यथ ह याज्ञवल्क्यापन्यद बृत्तमुपाकरिप्यन॥ १॥ 


यह प्रसि्ा। कियायफ्सतओ गेत्रेसी और कात्यायनी ये दो भार्याएं थी | 
उनमें मत्रेयी कग्यादिनी थी और कास्यायनी तो सियोकी-सी चुद्रिवाली ऐी 
थी | तब यामव्क्यने दूसरे प्रफारकी चर्याका आरम्भ करनेकी इच्छासे 
[ कद्दा--] ॥ १ ॥ 


११३० 


बृद्ददारण्यकीपनिप्रद्‌ 


[ अध्याय ४ 


(2... ब्क<र2७ ब्यट न बट: )७ व्ई7 ब्कर्ट---: ब्कर2-20 व्या्ट 2:02 “ईद --2- “कई 26 ब्य्ट2:2:0० "कई: 


अथेति हेतृपदेशानन्तर्यप्रदर्ण- ' 


नाथ; हेतुप्रधानानि हि 


वाक्यान्यतीतानि । तदनन्तर- 
मागमप्रधानेन प्रतिज्ञातोष्थों 
निगम्पते मेत्रेयीत्राह्मणेन | ह- 
शब्दों वृत्तावद्योतकः | 
याज्ञवल्क्यस्य ऋपषे! किल दे 
भार्ये पत्न्यों बभूवतु:-आस्तामू-- 
मेत्रेयी च नामत एका, अपरा 


कात्यायनी नामतः। तयोभयियो- 
मेत्रेयी ह किल त्रह्मवादिनी त्रह्म- 


चदनशीला वभूव आसीत; ख्री- | 


ग्रश््ध-ख्रियां या उचिता सा 
स्रीमज्ञा-सेव यस्था। प्रज्ञा 


गृहग्रयोजनास्वेषणालक्षणा, सा | 


अबः यह गनछ्ठ यह दिख्बानेके 
| लिये है कि यह सिद्वान्तप्रतिपादक 
| अकरण हेतुका उपदेश करनेक्े बाद 
आरम्म क्रिया गया है, क्योंकि इससे 
पहले हेतुप्रचान वाक्य कहे जा चुके 
हैं | उनके पश्चात्‌ अब आगमप्रधान 
मंत्रेयीत्राह्मणद्वारा पहले प्रतिज्ञा किये 
ह्ृए अर्थका निगमन किया जाता है | 
'ह? अब्द पूर्ववृत्तकों सूचित करने- 
वाह्म है | 
प्रसिद्ध है, याज्वन्क््य ऋषिकी दो 
भार्यएं--पत्नियाँ थीं, एक मेंत्रेयी 
नामवाली थी और दूसरी कात्यायनी 
नामत्राली | उन दोनों पत्नियोंमें मैत्रेयी 
ब्रह्मादिनी --त्रह्मसम्बन्ची भाषण 
' करनेवाली थी | किन्तु कात्यायनी 
| उस समय 'ल्रीप्रज्ञा'--जो प्रज्ञा 
| स्लरियोंके योग्य हो, उसे ख्रीघ्रज्ञा 
| कहते हैं, जिसकी वह ब््रीप्रज्ञा 
अर्थात्‌ गृहसम्बन्धी प्रयोजनकी ही 


खरीग्रज्ञेव तहिं तसिन्‌ काल आसीत्‌ | ्लोजमें रहनेवाली बुद्धि थी, ऐसी 
कात्यायनी । अथैबं सति ह |ज्लीप्रज्ञा ही थी। ऐसी स्थितिमें 
किल याज्वल्क्यो5न्यत्‌ पूर्व ! याज्ञवल्क्यने अन्य अर्थात्‌ गाहंस्थ्यरूप 
साद्‌ गाहेस्थ्यलक्षणाद्‌ वत्तात्‌ | पूर्वचर्यासे भिन्न संन्यासरूप चर्याका 
पारित्राज्यलक्षणं इत्तसुपा- | आरम्भ करनेके इच्छुक होकर 
करिष्यन्नपाचिकीषुं! सन्‌ ॥१॥ | [ कहा --] ॥१॥ 


“9 कप 2 8728-8-- 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्याथ ११३१ 
जय. 22030. बकरए न: नई 2: बे: आई 7220 बट. कई: ईयर :०:-२ ब्या्टि टिक व्यॉटलटे 
याज्नवल्क्य-मे जेयी-संचाद 
मैत्रेयीति होबाच याज्ञवल्क्यः प्रत्नजिष्यन्‌ वा ओरे- 
(हमस्मात स्थानादस्सि हन्‍त तेषनया कात्यायन्यान्तं कर- 
वाणीति ॥ २॥ 

“अरी मैत्रेयि !” ऐसा याज्ञवल्क््यने कहा---'मैं इस स्थान ( गाहंस्थ्य- 

आश्रम ) से अन्यत्र सब कुछ त्यागकर जानेवाला हूँ, अर्थत्‌ संन्यास लेनेका 


त्रिचार है । इसलिये [मै तेरी अनुमति लेता हूँ और चाहता हूँ ] इस 
कात्यायनीके साथ तेरा बेटवारा कर दूँ? ॥ २॥ 


हे मैत्रेयीति ज्येष्ठां भायोमा- | 'हे मैत्रेयि !! इस प्रकार 
सन्त्रयामास; आमन्त्य चोवाच | 'श्विल्क्यने बडी स्लीको लक्ष्य करके 


अवगत पं खिज्येंकार सम्बोधन किया और उसे बुलाकर 
इक घर कहा “अरी मेत्रेयि | में इस गाहंस्थ्य- 


प्यन्‌ व अरे! मेत्रेणि | अख्रात्‌ | ख्ानसे प्रत्रजन-पाखिज्य (संन्यास) 
स्थानाद गाह॑स्थ्यादहमसि | खीकार करनेवाला हूँ । सो हे 
भवामि । मैत्रेयि अनुजानीहि | ते ! दे सुझे अपनी अजुमति दे, 
माम्‌; हन्त इच्छसि यदि, ते और यदि तेरी इच्छा हो तो इस 


कात्यायनीके साथ तेरा बेंटवारा कर 
अनया कात्यायन्या अन्त कर- द--इत्यादि वाक्‍्यकी व्याख्या पहले 


वाणि--हत्यादि व्याख्यातम्‌।२। | की जा चुकी है ॥२॥ 








सा होवाच मैत्रेयी यन्नु म इयं भगोः सवो एथिबी 
वित्तेन पृणो स्थात्‌ स्थां न्वहं तेनाग्रताहो ३ नेति नेति 
होवाच याज्ञवल्क्यो यथेब्रोपकरणत्रतां जीबितं तथेब ते 
जीवित स्यादम्नृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेनेति ॥ ३ ॥ 


११३२ बुहृदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कॉटि:फ बकप ने- 2७ नई :220- "कर २22७ बट? नया 7222 "्य्ट-:2स्‍0- न्याट >230- "कर्म. 2०७ “या -:-20७- ब्या्ट 2:22 "आर्ट >- फेक, 
उस मैत्रेयीने कहा, 'भगवन्‌ ! यदि यह घनसे सम्पन्न सारी पृथित्री 
मेरी हो जाय तो क्या मे उससे अमर हो सकती हूँ, अथत्रा नहीं” 
याज्ववल्क्यने कहा, “नहीं, भोग-सामग्रियोसे सम्पन्न मनुप्योका जसा जीवन 
होता है, वैसा ही तेश जीवन हो जायगा, धनसे अमृतत्वकी तो आशा 
है नहीं! ॥ ३ ॥ 
मेत्रेयीका अम्रृतलय-माघनतिपयक प्रक्ष 
सा होवाच मेत्रेयी येनाहं नाम्रता स्यां किमहं तेन 
कुर्या यदेव भगवान्‌ वेद तदेव में ब्रृह्दीति ॥ ४॥ 
उस मेत्रेयीने कहा, 'जिससे मे अमर नहीं हो सकती, उसे लेकर 
में क्या करूँगी ? श्रीमान्‌ जो कुछ अमृतत्वका साधन जानते हों, वही 
मुझे बतलावें? || 9 ॥ 
ब्५े७ बे 
सा एबमुक्ता उवाच मेत्रेयी- इस प्रकार कहे जानेपर उस 
सर्वेयं पथिवी वित्तेन पूर्णा सातू, तने कहा, "यदि यह सारी 
४3५ / , ८  प्रथिवी धनसे पूर्ण हो जाय तो क्या 
नु के स्ाम्‌, किमहे वित्त- 


8५ ० 8 ... उस घनसाध्य कर्मसे मैं अमर हो 
साध्येन कर्मेणा अमृता, आहो न , ज्ञाऊँगी अथवा नहीं ” याज्वलकयने 
स्थामिति । नेति होवाच याज्ञ- | कहा, “नहीं? इत्यादि शेष अर्थ 


वल्क्य इत्यादि समानमन्यत्‌ || ' पूर्ववत्‌ है ॥३-४॥ 
ज+-++>*«६८४६४5४६६४//०------ 


याज्ञवल्क्यजी का सान्त्नापूर्वक समाधान 
स होवाच याज्ञवल्क्यः प्रिया वे खलु नो भवती 
सती प्रियमवृधडन्त तहिं भवत्येतद्‌ व्याख्यास्यामि ते व्या- 
चक्षाणस्य तु में निदिध्यासस्वरेति ॥ ५॥ 


उन याज्ञवल्क्यजीने कहा, “निश्चय ही तू पहले भी हमारी प्रिया रही 
है और इस समय भी तूने हमारे प्रिय ( प्रसन्नता ) को बढ़ाया है | अत, हे 


ब्राह्मण ५ ] शाहरभाष्याथ ११३३ 
>्कॉ्क3 आप 22.9. बार ब्यॉए 2० बक्से नए टेक बकप23 न्यॉ्ट:20 बिक ब्यॉ:फ्रण आर्ट: 03०० 


देवि | मे प्रसन्नतापू्वक तेरे प्रति इस ( अमृतत्वके साधन ) की व्याख्या 
करूँगा । त्‌ मेरे व्याख्या किये हुए विषयका चिन्तन करना! ॥ ५॥ 


स॒ ह उवाच-प्रिगैव पूे | उन्होने कहा, 'त्‌ निश्चय ही 
खलु नः--असम्य॑ भवती, भव- | हें भी हमारी प्रिया रही है, अब भी 


अयच वार | तूने हमारे प्रियकी ही बृद्धि की है, 
न्‍्ती सती, प्रियमेव अद्ृधद्‌ वर्ि- , प्रसन्नताको ही बढाया है---सतोष- 


तब॒ती निधोरितवती असि; अत- | जनक निश्चय किया है, इसलिये मैं 
स्तुशेड्हम्‌: हन्त इच्छसि चेद्‌- | उपर सन हूँ। अब यदि तू 
! | अमृतत्वका साधन जानना चाहती 
उतत्वसाधन॑ ज्ञातुम, है भव॒ति, है तो हे भवति--हे देव ! मे तेरे 
ते तुम्यं तदसृतत्वसाधन | प्रति उस अमृतत्वके साधनकी 
व्याख्यास्यामि ॥५॥॥ व्याख्या करूँगा? ॥०॥ 


+-+२ “है >्टि22...०- 

प्रियतम आत्माके लिये ही सब वस्तुएँ प्रिय होती हैं 

स होवाच न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भव- 
त्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भबति | न वा अरे जायाये 
कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनरसतु कामाय जाया प्रिया 
भवति। न वा अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्त्यात्म- 
नस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे वित्तस्थ कामाय 
वित्त प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वित्त प्रियं भवति | न 
वा अरे पशूनां कामाय पशवः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
परशवः प्रिया भवन्ति | न वा अरे बह्मणः कामाय अच्य 
प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय ब्रह्म प्रियं सबति । न वा 
औरे क्षत्रस्य कामाय क्षत्र॑ प्रियं सवत्यात्मनस्तु कामाय क्ष्र 
प्रियं भवति । न वा अरे लछोकानां कामाय छोकाः प्रिया 


११३४ बुड़दारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कर्टन22 ब्हर्क, बहर्पय 3 (न ब्व्निप ब्यरस2 बर्फ > 2 -र्सपिक चर्म. ५४५४० बआएमिय 


भवन्त्यात्मनस्तु कामाय छोकाः प्रिया भवन्ति | न वा अरे 
देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय देवाः 
प्रिया भवन्ति न वा ओरे बेदानां कामाय बेदाः प्रिया भव- 
न्त्यात्मनस्तु कामाय वेदाः प्रिया भवन्ति ।|न वा अर 
भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्त्यात्मनस्तु कामाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति | न वा अरे स्वस्थ कामाय सब 
प्रियं सवत्यात्मनस्तु कामाय सब प्रियं भवति । आत्मा 

कप ु कप न ्यासितब्यों बे 5७ 
वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यों मन्तव्यों निदिध्यासितब्या मेत्र- 
य्यात्मनि खल्वरे इप्टे श्रुते मते विज्ञात इृद५ सब 
विदितम्‌ ॥ ६ ॥ 

उन्होंने कहा--“अरी मैत्रेयि | यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके 
लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है, 
ञ्रीके प्रयोजनके लिये स्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये ञ्री 
प्रिया होती है | पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय होते हैं, घनके प्रयोजनके लिये धन प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है, पशुओंके प्रयोजनके 
डिये पश्ु प्रिय नहीं होते, अपने ही ग्रयोजनके लिये पद्नु प्रिय होते हैं, 
व्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके 
लिये ब्राह्मण प्रिय होता है, क्षत्रियके प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं 
होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है, लोकोंके प्रयोजनके 
लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं, 
देवेंके प्रयोजनके लिये देव प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देव 
प्रिय होते हैं, वेदोंके प्रयोजनके लिये वेद प्रिय नहीं होते, अपने ही 
प्रयोजनके लिये वेद प्रिय होते हैं, भूतोंके प्रयोजनके लिये भूत प्रिय नहीं 


कप भर डर | १५ 
ध्ाह्मण ४ ) आदइश्माप्पाध 0 28 


"८28. ०2२३... ०८२३... ०८२ ७5 फेन नव ३०- ०८२० लत बा 39० नगद 49.० «हर 4 2. ब्व"22५० 


न # * * शुई न छ कि | 53८७ हे $ _+5 हे 
6६३, २० है ५०७ हे हर 6 विद 6 4 हो ॥ नि 
सा कु कब कात पे मा के हि? # का के हक 58 कक 
से दिए गयी 7, 5५ बबकी परदेडस ५ व सात विय है & भर 
६ ३5 ७- है ५ 2 च् हक रक ०.८ 
ही, $.5 ५  उ«] की दालोए, फेज भेन्चोव जार विशाल 
हप | 25 डीएनए बैक ० २४७७ ७ 5 
5४ए मरा 7३ भरा | हा हो व मय दरणसे, भव ५ 
स्‍ 
९ हे हि कक रे थे ७ 70 7353 ऊ >७ 22 ह्ड ग 5 छः 
शाम 5५ मे है दिन « इसे माया 5 से के जाता 7' ॥ 5 ॥ 
25. न कील 2 2 70 कक ३ ४225 
सान्मान खंड श्र गाय 5 तल ॥ई ५7 5 साय 


पा काये इष्ट शआत्मोत गे 
ग्स्य्ण्गमत म्यपककली > पपेम घ्प्रा भ गमा का गया द कर) मनक के ह उ 6 ४ > लक र 
ग्यन्गृः उमा सामागगमा रू 6३ कफ «छा ५ 


दस 


थुने, पुनः नर्फेणोपपच्या मने 


रु * रू थे 
विचारिति, शरण. खागम- छहम्द ले गे ऋा पा ष्त मदन 
४ ५ ० 6 कि 2 
माजण, मत उपपच्या, प्रथभाद ; ४, ८ 
ञ् छह बज । 6 छ् १ ब्थ 
आर शाप के एयमननान्य का अपाली4म ः अ+७ ७ 7७५ 5 सत्र 7४०७ हैं 3००० «७००७ 
वितान -- एयमनन्ान्यवनि निभा # हरा मर ह - ०४, विष कार 
तर] | हु बढ 
० पक “7 2. हु पा इतववह मचा दया 
रिति; के भनति ? हन्यस्यन त « है 
5 पिया. ऋण हे | पा # 
ज्ष्ख क्र ज्डििि अपन शः - ग़्यं ४5 4 दर ३ ३ >+ ० हे के 0 २० 
शब परॉदित मेयानि; 7ैठ संवेभिनि हो महँ से ॥ ७ नाल 
न पे जै 


यदान्मनोउन्यन,. आनाम्यनि- _. 


ग्केणाभायान ॥5॥ ही ॥5॥ 


व 4७ डीजे २ 
“ "3 कु ८+.. ८ पा5 


९९५ 


एिटिप्िसे न्‍वनि हिखिबर सब फू नागा ही है? हेमा कापरा उ्देश 
क्रम त॑ पगदाद योईन्यब्रान्मनो कष् बंद क्षत्रं त॑ पग- 
दाद याहन्यत्रान्मनः क्षत्र॑ बरद त्यॉकास्तं परदयोंहन्यत्रात्मनो 


लछाकान्‌ बेद देवास्ते परदुयोन्यत्रात्मनों देवान्‌ वेद वेदासतं 


११३६ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्वई:220. व 2८2)७ ब्य(>7 2७. "करने 23... ब्या( 222०. बरस: 2७... बट... «ट-:20, न्कर्टल:2७, ब्यर्ट 729७. ०7:2७. "कर्ट सटफ्र- 
0५६ बाप अं छः ० 
परादुर्यो'न्यत्रात्मनो वेदान्‌ वेद भृतानि त॑ परादुयोपन्यत्रात्मनो 
. «५ कु (5० 6 ८. कक 
भूतानि वेद सर्व तं परादाद योउन्यत्रात्मनः सब बेदेदं वह्मदं 
क्षत्रमिम लोका इसमें देवा इमे बेदा इमानि भूतानीदर 
[2 
सव यद्यमात्मा ॥ ७ ॥ 
ब्राह्मणजाति उसे परास्त कर देती हैं, जो ब्राह्मणजानिकों आत्मासे 
भिन्न समझता हैं क्षत्रियजाति उसे परास्त कर देती है, जो क्षत्रियजानिको 
आत्मासे भिन्न जानता है| लोक उसे परास्त कर देते है, जो छोकोंको आत्मासे 
भिन्न जानता है | देवता उसे परात्त कर उंते हैं, जो देवताओंको आत्मासे 
भिन्न समझता है| वेद उसे परात्त कर देते है, जो वेदोंको आत्मासे भिन्न 
जानता है. | भूत उसे परास्त कर उते है, जो भतोंको आत्मासे भिन्न 
समझते हैं | सत्र उसे परास्त कर देते हैं, जो सबको आत्मासे मिन्न जानता 
है । यह ब्राह्मणजाति, यह क्षत्रियजाति, ये लोक, ये देव, ये वेद, ये भूत 
और ये सब जो कुछ भी हैं, यह सत्र आत्मा ही है || ७ ॥ 
तमयथाथेदशिन परादात्‌ | तात्पर्य यह है कि उस अनात्म- 
पराकुर्यातु, . कैबल्यासंबन्धिनं॑ “की “यह सुमे अनात्मत्यसे 
इुयात्‌ 5 देखता है? इस अपराधसे परादात्‌-.- 
 उपसनात्मखरूपण माँ, पराक्ृत--परास्त अर्थात्‌ कंवन्यसे 
पश्यतीत्यपराधादिति भावः |७। | सम्बन्धरहित कर देते है ॥७॥ 
जे शसध-- 
सबको “आत्मा” रूपसे यहण करनेगें हृष्टान्त 
यथा दुन्दुमेहन्यमानस्य 0 बाह्माज्छव्दाज्छुक 
स यथा दुन्दु न दाज्छक्नु- 
दुन्दुभेस्तु हि वि दशक कप 
याद्‌ ग्रहणाय दुन्दुभेस्तु ग्रहणन दुन्दुभ्याघातस्य वा शब्दो 
गृहीतः ॥ < ॥ 


ग्राश्मण ५ ] शादरमाप्याथ ११३७ 


८२७. ८२९. (०३... ०८२६... «८०७... “(मे ७ ०८४०. न २ ०. ०९०२२. (८ 52.- ०८२३० ७८४०- 

बह इशन्त ऐसा है कि जिसपर लकरी आदिसे आघात किया जाता 

है, उस दन्दमि ( नयारे) के बाह्य शबल्दोंकों जिस प्रकार कोई अहण 

नहीं कर सकता, किल्तु हुन्दुमि या दुन्दुमिकि आधातको ग्रण करनेंगे 
उसका शद भी यृद्दीत हो जाता है ॥ ८॥ 
"5 ४7508 २०८ 

से यथा शघ्स्थ ध्मायमानस्य न वचाईधयासल्टब्दा- 
ब्छुक्नुयाद ग्रहणाय शह्जस्य तु ग्रहणन गल्भध्मस्य वा शब्दों 
गहीतः ॥६॥ 

है [दूसरा ) इश्ान्त ऐसा ईं कि जैसे मुसे फैके जाते दृण शाके 
बाद शब्दोंकों गण करनेगे को! समर्थ नहीं होता, किन्‍त झह्ठ या छागके 
ब्रज्ञनेफी ग्ररण करनेसे उस अद्थधका भी गण हो जाता है ॥ ९ ॥ 
+->११३४४९६४८०- 

स यथा वीणाय वाद्यमानाय न वाह्याम्छव्दाब्छ- 
कनुयाद ग्रहणाय वीणाय तु ग्रहणन वीणावादस्य वा शब्दों 
गृहीतः ॥१०॥ 

बह्द [ तीसस ] इछ्ान्त ऐसा ८ कि जसे बजायी जाती हर बीणाके 

बाप शब्दोंकों ग्रहण करनेमें कोई समर्थ नहीं होता, किस्तु वीणा या 

त्रीणक्रे बजानेको ग्रहण करनेसे उस शब्ठका भी ग्रहण ो जाता है॥ १ ०॥ 
ना४४-2&(<०-- 

थाद्रेध जी हा. थ्ग' श्ररन्त्ये थ॑ 

स यथाद्रघामरभ्याहितस्य प्रथग्घूमा विनिश्ररन्त्ये 
वा अरस्य महतो भृतस्य निश्चवसितमेतठ यट्ग्वेदों यजुर्वेद: 
सामवेदोउथवोड्िर्स इतिहास: पुराणं विद्या उपनिषद्‌ 


छाका; सूत्राण्यनव्याख्यानानि व्याख्यानानीए्ट हुतमा- 
ब्रृू० 3० १४३--१४४--- 


११३८ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
>्कर्टम:, डिक ब्पि: 2 बे: ब्य्ट७. बआट:)20७. «कट 2722७, "या 2 “्यॉर्टे 2) न्यर्ट नेक ब्यर्ट पक बह 22७ 
शितं पायितमयं च छोकः 'परश्र छोकः सवोणि च 
भूतान्यस्येवेतानि सवोणि निश्वसितानि ॥ ११ ॥ स यथा 
सवोसामपा<समुद्र एकायनमेव<सर्वेपा<स्पशोनां. त्वगे- 
कायनमेवश्सवेषां गन्धानां नासिके एकायनमेबर- 
सर्वेषाररसानां जिहकायनमेव<सवेपा<रूपाणां. चल्षुरे- 
कायनमेव सवषा<रव्दानास्थ्रात्रमंकायनमंवर<सवंधा<सक- 
ल्पानां. मन एकायनमेबर्सबोसां. विद्यानार- 
हृदयमेकायनमेव<सर्वेषां कर्मणा<हस्तावेकायनमेव <सर्व- 
पासानन्दानामुपस्थ एकायनमेव<सरवेषां विसगोणां पायु- 
रकायनसंबरसबंषामसध्वनां पादावकायनमंब्रर्सवधा वबदा- 
नां वागेकायनम्‌ ॥ १२ ॥ 
वह [ चौथा ] दृश्टन्त ऐसा है कि जिस प्रकार जिसका इंघन गीला 
है, ऐसे आधान किये हुए अम्निसे प्रथक्‌ धूएँ निकलते हैं, उसी प्रकार 
हे मेत्रेयि | ये जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेंद, इतिहास. पुराण, विद्या, 
उपनिषद्‌, 'छोक (ब्राह्मण-मन्त्र ), सूत्र ( वेदिक वस्तुसंग्रहवाक्य ), सूत्रोकी 
व्याख्या, मन्त्रोंकी व्याख्या, इष्ट (यज्ञ), हुत (हवन किया हुआ ), आशित 
( खिलाया हुआ ), पायित ( पिछाया हुआ), यह लोक, परलोक और 
सम्पूर्ण भूत हैं, सत्र इसीके नि.श्वास हैं ॥११॥ वह [पाँचवों ] 
इष्टन्त ऐसा है कि जिस प्रकार समस्त जलोंका समुद्र एक 
अयन [ प्रल्यस्थान ] है, इसी प्रकार समस्त स्पशोंका त्वचा एक अयन है, 
इसी प्रकार समस्त गन्धोंका दोनों नासिकाएँ एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त रसोंका जिह्ा एक अयन है, इसी प्रकार समस्त रूपोंका चक्षु एक 
अयन है, इसी प्रकार समस्त शब्दोका श्रोत्र एक अयन है, इसी प्रकार 
समस्त संकल्पोंका मन एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विद्याओंका हृदय 
एक अयन है, इसी प्रकार समस्त कर्मोका दोनों हाथ एक अयन है, इसी प्रकार 


प्राक्षण ७ ) शाएरसाप्याथे श्श्३०, 

्7 ६ समय ब्ण: ० ब्य८+ 0० ऑर्ट02- (02 कि बा 522०० ग्बॉट: ५७ ब्रा: न्कर्टित- 2० नई मी. 

समस्त आनन्दोंका उपस्थ एक अयन है, इसी प्रकार समस्त विप्तगेंका पायु 

एक अथन है, इसी प्रकार समस्त मार्गोका दोनों चरण एक अयन हैं और 
श्सी प्रकार समस्त वेदका बाक एक अयन है ॥ १२ ॥ 

चतुर्थे शब्दनिश्वासेनेव लो-' चतुर्थ प्रपाठक [ अर्थात्‌ द्वितीय 

के ्् ' अध्याय] में शन्द-निःश्वासके द्वारा ही 

कायथनिश्वासः सामर्थ्यदुक्तो स्ामरष्यते लोकादि अर्थनि श्वास भी 

कद ही दिये गये---ऐसा विचार 

मवतीति पृथड्‌ नोक्तः। इह तु , छू उन्हें अलग नहीं का । किन्‍्त 


लय पलेंारे यहो तो सारे शासका उपसहार 
ईभाख्रार्थोपसंहार इति क्ृत्वा-' का हे 
| करना ?ै, उसख्यि अर्वत प्राप्त 


थप्राप्तीषप्यथेः स्पष्टीक्तेन्य इति शिविकों भी स्पष्ट कर देना चाहिये, 
इसीलिय उन्हें अलग कहां गया 
पएथगुच्यते ॥११-१२॥ है ॥ ११-१२ ॥ 
ऊआाशिश्फ टाटा 
गज बिक हक बिक 
स यथा सन्धवघना$नन्तराध्याह्य: कृत्ला रससघतनत 
एवंवं वा अरेध्यमात्मानन्तरोधाह्यः कृत्लः प्रज्ञानघन 
एवतेभ्यो भृतेभ्यः सम्॒त्थाय तान्येवानुविनर॒यति न प्रेत्य 
संज्ञास्तीत्यरे बवीमीति होवाच याज्ञवल्क्यः ॥ १३ ॥ 
उसमें [ छठ ] इृश्ान्त इस प्रकार रै--जिस प्रकार नमक॒का डला 
अन्तर और बाद्यसे रहित सम्पूर्ण, रसघन ही है, हे मेत्रेय ! उसी प्रकार 
यह आत्मा अन्तर-बाद-मेदसे शून्य सम्पूर्ण प्रज्ञानधन ही है | यह इन 
भतोंसे [ विभेपरूपसे ] उत्वित होकर उन्हींके साथ नष्ट हो जाता है | 


_. $- द्वितीय अध्यायऊे चतुर्थ ब्राएणका दसवोँ मन्त्र भी इसी प्रकार है, परन्तु 
वहां धव्याख्यानानि! तक कहा है। ये सये शब्दमय निःखास हूं। यहाँ पूु्ट 
हुत “सवाणि च भूतानि? इतना पाठ अधिक है | ये सब अर्थरूप निःश्वास हूँ। 
अनः वहां धब्दनिःश्वार्सेसि ही अर्थनिःश्वासोफ़ा भी उपलक्षण समझना चादिये | 


११४० बृहदारण्यफीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्कॉ 2७ ब्प9० ब्क्प 2०७, ब्बापी परे- २९० 0७, "रियो: ब्कर्ट से: 2७ «(7 ब्र्ट टन बरी *> फेक बह 20 ब्ये2.स्‍4 
इस प्रकार मर जानेपर इसकी सज्ञा नहीं रहती। है मेत्रेयि ! इस प्रकार 
मैं कहता हँ---ऐसा याज्ञवल्क्यने कहा ||१३॥ 
सर्वकार्यप्रल्येषविद्यानिमिते |. अविधाजनित मम्पूर्ण कार्यका 


सैन्धवघनवदनन्तरो वाद्य: कृत्खः | सता व्य दो 0 2 ध 
! समान अन्तर ओर बाहासे रहित 
प्रज्ञानधन एक आत्मावतिष्ठते परिपूर्ण, प्रज्ञानन एक आत्मा ही 
पूर्व तु भूतमात्रासंसर्गविशेषाक्व-. सिित रहता है । पहले तो वह भत- 

वन पिशत ».. मात्राके ससर्गविश्ेपले विशेष विज्ञान- 
व्वावशपाचज्ञानः सन, तासन्‌ न प्राप्त रहता है, फिर विद्याके द्वारा 
प्रविलापिते विद्यया विशेषविज्ञाने उस विशेष विज्ञान और उससे होने- 
तन्निमित्ते च भूतसंसगें न प्रेत्य बाले भूतमात्राकें ससर्गके सर्वया 
आल मल ' छीन कर दिये जानेपर मरणके पश्चात्‌ 
संज्ञा अस्ति--इल्थेवं याज्ञवत्क्ये- उसकी सज्ञा नहीं रहती--ऐसा 


नोक्ता ॥१३१॥ | याज्वल्क्यने मैत्रेयीके प्रति कहा | १ ३॥ 


++८<6&5-६९.+ ९.२७----.- 





निर्विशेष आत्माके विपयमें मैज्रेयीकी झड्ढा। और याज्नवल्क्यका समाधान 

सा होवाच मैन्रेय्यश्रेव मा भगवान्‌ मोहान्तमा- 
पीपिपन्न वा अहमिमं विजानामीति स होवाच न वा 
आरेहहं मोहं॑ बवीम्यविनाशी वा अरेप्यमात्मानु- 


च्छित्तिधमों ॥१४॥ 


वह मेत्रेयी बोली, '्यहीं श्रीमानने मुझे मोहको प्राप्त करा दिया है । 
मैं इसे विशेषरूपसे नहीं समझती । उन्होने कहा, 'अरी मैत्रेयि ! मैं 
मोहकी बात नहीं कह रहा हूँ | अरी ! यह आत्मा निश्चय ही अविनाशी 
और अनुच्छेदरूप धर्मवाला है? | १४ || 


प्रात्रण ५ ] 


शाउरभाप्यार्थ 


११४१ 


जाम. ८२७. ०८६६ ब्य0:७.. ०८२०... २४०६७. बस... «९७... ापम७. बात. (0... 2... 


सा होवाचात्रेव मा भगवान 
तसिन्नेव वस्तुनि प्रज्ञानधन एव 
न प्रेत्य संज्ञा अस्ति, इति मोहान्त 
माहमध्यमापीपिपत्‌---आपीपददू 
अवगमितवानसि संमोहितवान 
सीत्यथं! | अतो न वा अहमि- 
ममात्मानमुक्तलक्षणं॑ विजानामि 
विवेकत इति | 

स होवाच नाहें मोहं त्रवीम्य- 
विनाणी वा अरे5्यमात्मा | यतो 
विनष्टं जीलमस्पेति विनाशी न 
विनाव्यविनाशी, विनाशशब्देन 
विक्रिया, अविनाशीत्यविक्रिय 
आतत्यथः । अरे मेत्रेय्ययमात्मा 
प्रकृतो5नुच्छित्तिघमी--उच्छि- 
त्तिरुच्छ्द), उच्छेदा5न्तो 
विनागः, उन्छित्तिर्धमें<्स्थेत्यु- 
च्छित्तिधमी, नोच्छित्तिधमों अनु- 
च्छित्तियमों | नापि विक्रिया- 


लक्षणों नाप्युच्छेदलक्षणो विना- | 


वह बोली---यहीं-इस प्रज्ञानधन- 
के विषयमें ही, 'मरनेपर इसकी सज्ञा 
नहीं रहती” एसा कहकर श्रीमानने 
मुझे माहमे-- महके बीचमे 'आपी- 
पिपत! प्राप्त करा दिया हैं, अर्थात 
मुत्त समोहित कर दिया हैं | अत 
इस उपयुक्त लक्षणत्राले आत्माको गे 
जखििकपूर्वक नहीं समझती | 


पा 


उन्हाने कहा --मे मोहकी बात 
नही कहता. क्योंकि हे भत्रयि ! 
यह आत्मा अयिनाशी हैँ | जिसका 
यिनष्ट होनेका खभात्र हो उसे त्रिनाणी 
कहते €ं, जो पिनाओ न हो वह 
अविनागी कहलाता है, बिनागञ 
गछसे ब्रिफार सूचित होता है, अत; 
आत्मा अविनाणी अर्थात्‌ अबिकारी 
है | अरी मेत्रेयि ! यह आत्मा, 
जिसका प्रकरण है, अनुदर्छित्ति- 
धर्मा ह--.उच्दित्ति उच्छेदको कहते 
दें, उच्छेद-अन्त अर्थात्‌ बिनाश, 
उच्छित्ति जिसका धर्म हो उसे 
उन्छित्तिथर्मा कहते हैं, जो उच्छित्ति- 
धर्मा नहीं है वही अनुच्छित्तिधर्मा 
कहा गया है | तात्पर्य यह है कि 
इसका न तो विकाररूप विनाश 


शो5स्थ विद्यत इत्ययेः ॥१४॥ | होता है और न उच्छेदरूप ही॥ १४॥ 


मिल 222/2280%/26 ॥$ 2९१2 
62 ए<८ ८ 2 शा 


११४२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
नगर बाप करपिप बहर्प बआर्यि2क्‍७-* बिपिन २५२22 बट ज22७.. बर्टिसेए पक. +र< 3-3 न्यर्ट 22० 
उपदेशका उपसहार और याज्ञवल्क्यका सन्यास 

चतुर्ष्यपि प्रषाठकेप्वेक आत्मा |. चारों ही प्रपाठकोमें एक ही 
तुल्यों निधीरितः, पर ब्रह्म । समान आत्माका हा गया 
वह पर्ह्म हैं| किन्तु उसके बोवक 

उपायविशेषस्तु॒ तस्थाधिगमे- | लिये उपायविशेष भिन्न-भिन्न है, उपेय 
उ्यश्ान्यश्व, उपेयस्तु स एवात्मा | तो वह आत्मा ही है, जिसका चतुर्थ 
प्रपाठक [ अर्थात्‌ द्वितीय अब्याय ] में 
भेति' इति निर्टि “अथात आदेशो नेनि नेतिः इस प्रकार 
नाते! इंत ननादुटः । स एव | ज़िर्देश क्रिया है। उसीका पद्चम प्रपाठक 
पश्चमे प्राणपणोपन्यासेन शाकल्य- | ( तृतीय अध्याय ) में प्राणहूप पणक्े 
गवयलगप दिन रत पे उल्लेखद्वारा जाकन्य-याजवन्फ्यसवादमें 
याजवस्वयसंबादे // उनः | तिश्रय किया गया है, क्रिर पश्चम 
पश्चमसमाप्तो, पुनर्जनकयाज्ञ- प्रपाठककी समाप्तिमें, तत्पथ्ात्‌ जनक- 


वलक्यसंवादे, पुनरिहोपनिपत्‌- | आशिकल्क्रय-सवादमें और फिर यहाँ उप 
शमी तो माप मा नेपदकी समाप्तिमे भी उसीका निणय 
के चतुणामप अपाठका- | क्िया गया है। इन चारों ही प्रपाठकों- 


नामेतदात्मनिष्ठता, नान्यो5न्‍्त- | का तात्पर्य इस आत्मामें ही है, इनके 
राले कश्चिद॒पि विवक्षितो5र्थ:- बीचमें कार ओर अर्थ वित्रक्षित नहीं 


है मल है है-- यह दिखानेके लिये अन्‍्तमें 
ट्‌ उपसहार; | 'स्त एप नेति नेति? इत्यादि उपसहार 


यश्चतुर्थे 'अथात आदेशों नेति 


-स एप नेति नेत्यादिः । किया गया है | 
यस्रात्‌ प्रकारशतेनापि नि-| दडौँकि तत्तका सैकड़ों प्रकारसे 
निरूपण होनेपर भी उसका पर्यवसान 


रूप्यमाणे तस्वे नेति नेत्यात्मेव | ते नेतिः इस प्रकारते निरूपण 


निष्ठा नान्योपरुभ्यते तकेंण | ये आत्मामें ही है, युक्ति 
अथवा शादत्रसे कहीं अन्यत्र उसका 


वागमेन वा, तस्ादेतदेवाम्वतत्व- | तात्पर्य नहीं देखा जाता, अत, यह 


ब्राह्मण ५ ] शाइरभाष्याथ ११४२ 
जवां: ७.. “या -क न 2: व्यापक. न्यास: पक बयई52:9७- ब्कए:20, आई >-22 "या वे: 2) न्यई 2:22 व्योद २220 व >८२)७७ 


साधन यदेतन्नेति नेत्यात्मपरि- | जो 'नेति नेति! इस प्रकार आत्माका 

4084 परिज्ञान होना तथा सम्पूर्ण कर्मोका 
ज्ञानं सबसंन्यासस्चेत्येतमथंस्रुप- | सनन्‍्यास करना है, वही अम्ृतत्वका 
साधन है---इस प्रकार इस अर्थका 
उपसहार करनेकी इच्छासे याज्ञ- 
वल्क्‍्यजी कहते हैं--- 

यत्र हि हेतमिव भवति तद्तिर इतरं पश्यति 
तद्तिर इतरं जिम्नति तदितर इतर रसयते तदितर 
इतरमभिवद्ति तद्तिर इतर* श्वणोति तदितर इतर 
मनुते तदितर इतरश स्पृशति तदितिर इतरं विजानाति 
यत्र त्वस्य सवेमात्मेैवामूत्‌ तत केन क॑ पर्येत्‌ तत्‌ केन 
क॑ जिप्रेत्‌ तत्‌ केन क* रसयेत्‌ तत्‌ केन कममिवदेत्‌ तत्‌ 
केन क४ श्वणुयात्‌ तत्‌ केन क॑ मन्‍्वीत तत्‌ केन क 
साशेत्‌ तत्‌ केन क॑ बिजानीयाद येनेदर सर्व विजानाति 
त॑ केन विजानीयात्‌ स एप नेति नेत्यात्मागहो न हि 
गह्मयतेएशीर्यों न हि शीयतेपसड़ी न हि सज्यतेष्सितो न 
व्यथते न रिष्यति विज्ञातारमरे केन विजानीयादित्युक्ता- 
नुशासनासि मैत्रेय्येतावदेर खल्वम्गतत्वमिति होकक्‍त्वा 
याज्ञवल्क्यो विजहार ॥१ ५॥ 


संजिदीषेन्नाह-- 





जहाँ [ अविद्यावस्थामें ] देत-सा होता है, वहीं अन्य अन्यको देखता 
है, अन्य अन्यको सूँघता है, अन्य अन्यका रसाखादन करता है, अन्य 
अन्यका अभिवादन करता है, अन्य अन्यको सुनता है, अन्य अन्यका मनन 
करता है, अन्य अन्यका स्पर्श करता है. और अन्य अन्यको विशेषरूपसे 


११४४ बहदारण्यकोपनिपद्‌ [ थ्षच्याय ४ 
बॉ 2 ई 2० बस 3 ब्या "र्टय2०- अर्थ: 2. ०८२2०. “बय- ० “गे: 2. "7728० जकर्ट-+-%. "या: 5-०० 
जानता है | किन्तु जहों इसके लिये सत्र आत्पा ही हो गया हैं, वहा 
किसके द्वारा किसे देखे, किसके द्वार किसे सूघे, किसके द्वारा किसका 
रसाखादन करे, किसके द्वारा किसका अमिवादन करे, किसके द्वारा किसे 
सुने, किसके द्वारा किसका मनन करे, किसके द्वारा किसका स्पर्श करे 
ओर किसके द्वारा किसे जाने ” जिसके द्वारा पुरुष इस सब्रकों जानता हैं, 
उसे किस साथनसे जाने ? वह यह 'नेति-नेति! इस प्रकार निदेश किया 
गया आत्मा अगृद्य है---उसका ग्रहण नही किया जाता, अश्यीर्य है--- उसका 
विनाश नहीं होता, असद्ग है--आसक्त नहीं होता, अब्द्र है---बह व्ययित 
और क्षीण नहीं होता । हे मेत्रेयि ! विज्ञताको किसके द्वारा जाने ” इस 
प्रकार तुझे उपदेश कर दिया गया | अरी मेत्रेयि ! निश्चय जान, इतना ही 
अमृतत्व है, ऐसा कहकर याज्ञवल्क्यजी पत्िजक ( संन्‍्यासी ) हो गये॥१ण॥ 


एतावदेताबन्मात्र॑ यदेतन्नेति हे मेत्रेयि ! एतावत!-ब्स इतना 
नेल्यद्वैलात्मदर्शनमिद॑ चान्य- ' जो कि यद्द 'नेति नेनि! इस 


सहकारिकारणनिरपेक्षमेवारे मैजे प्रकार अद्वेत आत्माका साक्षात्कार 
सहकारिकारणनिरपेक्षमेवारे मेत्रे- . «रा है, बही किसी दूसरें सहकारी 


व्यसतत्वसाघनस्‌ | यत्‌ पुटव- | कारणकी अपेक्षासे रहित अमृतत्वका 
त्यसि 'यदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे | साधन है । तने जो पूछा था कि 


है | 'श्रीमान्‌ जो अमृतत्॒का साधन जानते 

ब्रूह्ममृतत्वसाधनम्‌! इति, तदेता- | ह्, वही मुझे बतलावें, सो वह साधन 
बदेवेति विज्ञेयं त्वयेति हेवं [इतना ही है-ऐसा तुझे जानना 
चाहिये। इस प्रकार अपनी प्रिया भार्या- 
को यह अमृतत्वका साधनरूप 
याये भायाये उक्त्वा याज्वस्क्यः | आत्मज्ञन बतलाकर याज्ववल्क्यने क्या 
किं ऋृतवान्‌ १ यत्‌ पूर्स प्रतिज्ञात॑ किया * जिसकी उन्होंने पहले प्रतिज्ञा 
प्रवजिष्यलसीति की थी कि में परत्राजक ( सन्यासी ) 

न तच्चकार विज- | लनेवाला हूँ, वही किया अर्थात्‌ 


हार प्रत्रजितवानित्यथ। । परिव्राजक हो गये | 


किलागम्रतत्वसाधनमात्मज्ञान प्रि- 


प्राह्मण ५ | शापरभाष्याथे ११४५ 
न्गय 3. जाप ७० -८६०.. ( 2 न... (32७. बा बाप0 बा ००४०-०० «४2. नव >-:क 

परिसमाप्ता ब्रह्मविद्या संन्यास- | इस प्रकार जिसका सन्यासमे 

पर्यवसाना । एतावालुपदेशः, | “सान हुआ है, वह ब्रह्मव्िया समाप्त 


| हुई | इतना ही उपदेश हैं, यही 
एतद्‌ पेदानुशासनम्‌, श्र एपा प्रम- ' _ है, यही ३ 
श्तद्‌ वेदानुशासनम्‌, जी री आला: यही निधि 
निष्ठा, एप पुरुषाथकर्तेन्यतान्त 


इति। 


इदानीं विचार्यते शाख्राथे- 
शग्गधपरामशों विवेकप्रतिपत्तये । 
नियोविस्म्वन यत आकुलानि हि 
नोपन्यानभ वाक्यानि च्य्यन्ते- 
“यावजीवमग्मिहोत्र जुहयात्‌'' 
“यावजीव॑ दरशेपृर्णमासाम्यां 
यजेत” ०“ओबन्नेवेह कर्माणि 
जिजीविपेच्छत< समा; (इंशा० 
२ ) “एतद ये जरामये सत्र 


| और यही पुरुपार्थ अर्थात्‌ कर्तव्यता- 


का अन्त है | 


अब गासके तात्पर्यका बिवेक- 
ज्ञन होनेके लिये त्रिचार किया जाता 
है. क्योंकि परस्परविरोषी वाक्य 
इेखे जाते हैं---“जीवनपर्सन्त अग्नि- 
होत्र करे”, “जीवनपर्यनत दर्जपूर्ण- 
मासद्वारा यजन करे”, 'उस लोकर्मे 
कम करते हए ही से वर्षतक जीवित 
रहनेकी इच्छा करे,” 'प्यह जो 
अग्निहोत्र है, जरा-मरणपर्यन्त होने- 


बाढा सत्र है” इत्यादि वाक्य गा्ह- 
' स्थ्यरूप एक ही आश्रमके ज्ञापक है 
ओर इनके सिवा दूसरे वाक्य अन्य 
| आश्रमके प्रतिपादक हैं---०ज्ञान 


यदमिहोत्रम””  ( महानारा० 
२० | १ ) इत्यादीन्यकाश्रम्य- 
ज्ञापकानि, अन्यानि चाश्रमान्तर- 


प्रतिपादकानि वाक्यानि-“विदि- 


ता च्युत्थाय प्रत्॒जन्ति/ “त्रह्मचये 
समाप्य मृही भवेद्‌ ग्रहाद बनी 
भूत्वा प्रत्रजेत” (जाबालोप० ४) 
“यदि वेतरथा ब्रह्मचयादेव प्र- 
श्रज़ेद्‌ गृहाद्‌ वा बनादू वा! 
( जाबालोप० ४ ) इति “ट्वावेव 


होनेपर गृहस्थाश्रमसे ऊँचे उठकर 
परित्राजक हो जाते हैं”, “त्रह्मचर्य 
समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बने और 


गृहस्थसे वानग्रस्थ होकर प्िजक 


हो जाय”, “अथवा इसके बिपरीत 
ब्रह्मचर्यसे,गृहसे या वनसे ही परित्राजक 
हो जाय,” “दो ही मार्ग अभ्युदय 


पन्‍्थानावनुनिष्क्रान्ततरी भवतः | और निःश्रेयसके प्रधान साधन हैं, 


११४६ बृहदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
रस ब्थएट न सटक बिक "कई: 20. ०२:2७. ७८९२2... (०:2७. कई 720० २४<२:22०० «२:20. «कई: 27% 
क्रियापथश्चेव पुरस्तात्‌ संन्यासश्व | पहले कर्ममार्ग और फिर सन्यास, 
तयो संन्यास एवातिरेचयति” | उनमें सन्‍्यासहीकों श्रुति अधिक 
ले लक हम | ठहराती है??, “'कमसे, प्रजासे अथवा 
शत न कर्मणा न श्रजया घर्नेन जे नहीं, किम्हीं-किन्हींने एकमात्र 
त्थागेनके5मृतत्वमानशु:”” (महा- | त्यागसे ी अमृतत्व प्राप्त किया है! 

नारा० १०।५ ) इत्यादीनि।  उत्यादि | 


तथा स्मृतयश्च--“ब्रह्मचर्यवान्‌। इसी प्रकार “श्रह्मचर्यत्रान्‌ पुरुष 
न | प््राजक होता है”, “जिसका 
प्रत्रजाति”, “अविशाणः ! ब्रह्मचय खण्डित नहीं हुआ है, वह 
यमिच्छेत्‌ तमावसेत्‌” “तस्था- जिस आश्रममें चाहे उसीमें निवास 
भविकत्पोके ' करे” “पकोई-कोई उसके लिये 

असावकर बरुबते” तथा-- | आश्रमका विकन्प वतलाते हैं?+ तथा 
“चेदानधीत्य त्रह्मच्येण पुत्र-, “तक्षचर्यके द्वारा वेदाध्ययन कर फिर 
पनरॉनिनहेंत | पितृगणका उद्धार करनेक्रे लिये पुत्र- 
च्छेत्‌ पावनाथ्थ पितृणाम्‌ | | पैत्नोकी इच्छा करे और विधिवत 
अग्न्याघान कर यज्ञानुष्टान करनेके 

विधिवचेशटयहो अनन्तर बनर्मे प्रवेश कर [ अर्थात्‌ 
चन॑ प्रविश्याथ सुनिवुभूषेत्‌ |!” | वानप्रस्थ होकर ] मुनि ( सन्यासी ) 
होनेकी इच्छा करे।” “जिसमें सर्वे 
दक्षिणामें दिया जाता है, ऐसी प्राजा- 
सदक्षिणाम्‌ । आत्मन्यम्रीन्‌ समा- | पत्य-इष्टि ( यज्ञ ) करके अग्नियोंको 
आत्मामें स्थापित कर ब्राह्मणको घरसे 
निकल [ कर संन्यासी हो ] जाना 
चाहिये? इत्यादि स्मृतियोँ भी हैं । 


अग्नीनाधाय 


“आआजापत्यां निरूप्येष्टि स्ववेद- 


रोप्य ब्राह्मणः प्रत्नजेद गृहात्‌ |” 





श्त्याद्याः | 


# अर्थात्‌ वह क्रमशः एक आश्रमसे दूसरेमें जाय अथवा ब्रिना क्रमके ब्रह्म- 


चर्यसे ही सन्यासी हो जाय । ये तीनों स्म्ृतिवाक्य आश्रमका विकल्प बतलानेवाले 
है | आगेके वाक्य क्रम सूचित करते हैं; इस प्रकार इनमें परस्परविरोध है | 


( 


न्राह्मण ५ ] 


शाइरसाष्याथे 


११४७ 


जय अप ८८2 पक अप अ(्ी-०आि2- ब्यसफ- बर्सि न करफि-2 बर्<ि2 आस 


एवं. व्युत्यानविकल्पक्रम- 
यथेश्टाश्रमप्रतिपत्तिप्रतिपादकानि 
हिं श्रुतिस्वृतिवाक्यानि शतश 
उपलमभ्यन्त इतरेतरविरुद्धानि । 
आचारश्च तद्विदाम्‌, विशग्नति- 
पत्तिश्व शाल््रारथप्रतिपत्तणां बहु- 
विदामपि । अतो न शक्यते 
शास्रा्थों मन्दबुद्धिमिविवेकेन 
अतिपत्तुम । परिनिष्ठितशास्रन्या- 
यबुद्धिमिरेव होषां वाक्यानां 
विषयविमागः शक्यतेड्वधारयि- 
तुम्‌ । तसादेषां विषयविभाग- 
ज्ञापनाय यथाबुद्धिसामर्थ्ये विचार- 
पिष्यामः | 

यावज्ीवश्रुत्यादिवाक्यानाम- 


हु न्याथोसंभवात्‌ 
पू्वेपक्षोत्थापनम्‌ 
क्रियावसान एवं 
वेदाथ;। “त॑ - 
न्त्यकमश्रवणाज़रामर्यश्रवणात् 


लिज्ञात् “भस्मान्त< शरीरम!” 


इस प्रकार व्युत्थानके विकल्प, 
क्रम और यथेष्ट आश्रमोंमें प्रवेश 
करनेका ग्रतिपादन करनेवाले एक- 
दूसरेसे विरुद्ध सैकडों श्रुति-अचन 
और स्थृतिवाक्य देखे जाते हैं। 
श्रुति-स्मृतियोंके ज्ञाताओंके आचार भी 
विभिन्न हैं तथा [जेमिनिप्रम्मति] शात्र- 
मज्ञोंमें बहुज्ञ होनेपर भी मतमेद 
देखा जाता है | अतः मन्दबुद्धि 
पुरुषोंके लिये विवेकपूर्वक्क शाख्॒का 
मर्म समझना असम्भव है। जिनकी 
बुद्धि शास्र और युक्तिमें सब प्रकार 
निष्णात है, वे ही इन वाक्योंके 
विषयविभागका निर्णय कर सकते हैं। 
अत इनके विषयविभागको सूचित 
करनेके लिये हम अपनी बुद्धि और 
सामथ्यके अनुसार त्रिचार करेंगे | 


पूर्व ०-'यावजीवन अम्निह्ोत्र करे! 
इत्यादि वाक्योंका कोई दूसरा अर्थ 
न हो सकनेके कारण वेदका तात्पये 
कर्ममें ही समाप्त होनेवाला है | यह 
बात “उस (अग्निहोत्री) को यज्ञपात्रोंके 
सहित भस्म करते हैं”? इस प्रकार अप्नि- 
होत्रीके अन्त्येष्टिकर्ममें यशज्ञपात्रकी 
आवश्यकताका श्रवण होनेसे, जरा- 
मरणपर्यन्त अग्निहोत्रका विधान होनेसे 
तथा “शरीर भस्मान्त है” ऐसा 


(त्ृ० 3० ५।१५ | १) इति | | गाहस्थ्यसूचक लिज्न होनेसे भी ज्ञात 


११७८ बृहदारण्यकीपनिपद [ अध्याय ४ 
बज >..... व्याए 22७. ब्व'र2)00 "कट? १४७ बटन फ चक्ट य 2 कई. वर २:.:७ «यार 2.26७- “या 77.७. बकर्द 7:22 ब्यरट40. 
न हि पारित्राज्यपक्ष भस्मान्तता | होती है। सन्‍्यास-पक्षमे ता घरीरफी 
शरीर्य खात्‌ | स्वतिथ- | हो कम 2 
का अल » | इसके सित्रा जिसके गर्भावानसे लेकर 
निर्षकादइ्सशानान्ता सत्य । य्यानपर्यन्त सभी सस्कारोंका विद्वान 
(७ «* ८७ ». €| ५ शाख्रे जय डे शा 
यंयादता वाधः । तस््त॒ शास्त- | मन्त्रद्वारा बताया गया हैं, उसीका 
शो हक! आर ] मर हद त्रि कार हिये 
5घिकारो5स्मिज्छेयो.. नान्यस्थ | हें शाखमें अधिकार समझना चाहिये, 
किसी दूसरेका नहीं” ऐसी स्मृति भी 
है। यहाँ वेदने जिस कर्मका मन्त्रपूषक 
ए वेदेनेह ० विधी ड ७ * 
यत्‌ कम वेदेनेह विधीयते तस्य | विव्रान किया हैं, वह कर्म व्मञानपयन्त 


। डे ये ही ल्‍; दे 
इ्मशानान्ततां दर्शयति स्मृतिः | | होता है, ऐमा स्पृति प्रदर्शित क 


अधिकार मास ह्यस्तो न रही है। अविकाराभाव प्रदर्शित करनेसे 
जे ४7 तोकम न करनेत्रालेका श्रतिमें स्वथा 


सेव श्रुत्यधिकाराभावो5कर्मिणो | ही अधिकार नहीं है--ऐसा जाना 
गम्यते । अग्न्युद्यासनापवादाब्व | जाता है । इसके सित्रा “जो अश्नि- 
/दीरहा वा एप देवानां योउम्नि- | का उच्छेद करता है, वह देवताओका 
दुवाना याउाश्न- | वीरहा है” इस प्रकार अम्न्युच्छेदकी 
मुद्दासयते”” इति । निनन्‍्दा करनेसे भी यही सिद्ध होता हैं । 
ननु व्युत्थानादिविधानादू |. पिद्धान्ती-[किन्तु हमारे विचारमें 
वैकल्पिक क्रिया- | तो ] व्युत्णनादिका विधान होनेके 
वृस्तानत्व॑ वेदार्थ- | ऋरण वेदार्थका क्रियामें समाप्त होना 
स्य। वेकल्पिक है । 
न, अन्याथेत्वाद्‌ व्युत्याना- हलक क्योंकि हक 
दिश्वुतीनाम्‌ श्रुतियांका तात्पय दूसरा ही है। 
अल न न दिश्वुतीनाम्‌ हक | [ उसीको विशद करते है. कया 
न्यावेलप्रतिपादनन “यावज्ञीवमप्निहोत्र | “जीवनपर्यन्त  अम्निहोत्र करे”? 
जुह्दोति”” “यावज्ञीव॑ दरशपूर्णमा- | “जीवनपर्यन्त दर्श-पूर्णमासद्वारा यजन 
साभ्यां यजेत”, इत्येवमादीनां 





कसचित्‌” इति। समन्त्रकं हि | 





तत्राशषिप 





करे” इत्यादि श्रुतियों जीवनमात्र- 
££ क्योंकि सन्यासीके शरीरका दाहससस्‍्कार नहीं होता | 


ब्राह्मण ५ ) शाइरसाष्याथे ११४९ 
कॉल न्याई 2:29, नहाई ८2 ब्याईएपेक- कप, बकरे 2 अर फ, व्यॉ पे न नई न: नई क्र, न्यद>23ऋ 


श्रुतीनां जीवनमात्रनिमित्तत्वादू | निमित्तवालो होनेके कारण, जब उनका 


कोई अन्य तात्पय॑ होनेकी कल्पना 
यदा न शक्यतेडन्याथेता कप अब ला, 


यितुं तदा च्युत्यानादिवाक्यानां | नादि वाक्योंका कर्मके अनधिकारियों- 
कमोनधिकृतविषयत्वसंभवात्‌ ॥ | के विषयमें होना सम्भव है । 


“कुर्बन्नेवेह कर्माणि जिजी-| “कर्म करते हुए ही सौ वर्ष 
विषेच्छत* समा; ( ईशा० २ ) | जीनेकी इच्छा करे” इस मन्त्रवणसे 


ति भी यही सिद्ध होता है, तथा “इससे 
इति च मन्त्रवर्णात्‌ “जरया वा श्े- ही सिद्ध होता है 


वासान्मुच्यते सृत्युना वा” इति वृद्धावस्थाके कारण मुक्त होता है 
४४० त्युनावा हतिे च अथवा मृत्युसे” इस प्रकार जरा और 


जरासृत्युम्यामन्यत्र कमेवियोग- | मृत्युके सित्रा अन्यत्र कर्मका त्याग 
ज्छिद्रासंभवात्‌ कर्मिणां स्मशा- | अथवा अवकाश सम्भव न होनेसे 
नान्तत्व॑न॒ वैकल्पिकम्‌ । | कर्मियोंका झमशानान्त होना बैक- 
५ नहीं है । कर्मके अनधिकारी 
काणकुब्जादयो5पि कर्मण्यनधि- | हे हों है । कक 
भरत्पेति काने और कूबडे लोगोंपर भी श्रुतिको 
कृता अनुग्राह्मा एवं श्रुत्येति अनुग्रह करना ही है, इसलिये उनके 
च्युत्थानाद्ाश्रमान्तरविधानं नाजु-| छिये व्युत्यानादि अन्य आश्रमोंका 
पपन्नस्‌ | विधान करना अयुक्त नहीं है | 


पारित्राज्यक्रमविधानस्यानव- | पिद्धान्ती-तो फिर [्ह्मचर्यसे 

लेकर ] पाखाज्य ( संन्यास ) तक- 

फाशलमिति चेत्‌ । के आश्रमोंका क्रमविधान निरंवकाश 
होगा | 

न; विश्वजित्सवमेधयोयाव- | शरव०-ऐसी बात वहीं है, क्योंकि 

विश्वजित्‌ और स्वमेध यज्ञेमिं जीवन- 








१. अर्थात्‌ उस विधिके पालनका अवसर न मिलमेसे श्रुतिमं उसका 
विधान व्यर्थ होगा । 


११५० चुहदारण्यफोपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
बकरे फ, ०८20, "कट ० ई>: 2७ बट: ब्ट न: 0 क्‍७ बर्ट 0 क्‍०० 2७० +०८२००- नये 
पारिवाज्यक्रमविषा- ज्जीवबि ध्यपवाद- । भर अग्निहोत्र करनेकी विवरिका यह 
नलानवकाशल- त्वात्‌ | यावज्जी- ह क्रमविधायक 8 अपबाद (आधक) 
0५% बामिहोत्रादिविधे- हे ( हैः व्यर्थ नह हे ]। यात्रचीवन 
अग्निहोत्रादिकी जो त्रित्रि है, उसका 
विश्वजित्‌ ओर सर्मेय यज्ञमे ही 
तत्र च क्रमग्रतिपत्तिसंभवः 'त्रह्म- अपनाद है* इसलिये वहां 'अन्मचर्य 
समाप्त करके गृहस्थ बने और गृह- 
से बनवासी होकर परित्राजक हो! 
वनी भ्ृत्वा प्र्रजेत! इति। विरो- , ऐसी आश्रर्मोकी क्रमण प्रनिपत्ति 
धालुपपत्तेः--न॒ होव॑विपयत्वे मित्र है। इस प्रकार उन वाक्योमें 
पाना शो कोई विरोध नहीं आ सकता-- 

वाक्यस के- | पात्िज्यके क्रमका विधान करनेत्राले 
थिंदू विरोधः क्रमग्रतिपत्ते; | | वाक्यका ऐसा वरिपय मान लेनेपर 
अन्यविपयप्रिकत्पनायां तु याव- 0 कक का 4008, 
रहता | उसका कोई अन्य विपय 

ज्जीवविधानश्रुतिः खविपयात्‌ | कल्पना करनेपर तो यावजीवन कर्म- 


संकोचिता स्थात। क्रमप्रतिपत्तेस्तु का विधान करनेवाली श्रुतिका अपने 

विषयसे सकोच कर देना होगा। 

विश्वजित्सबेमेधविषयत्वान्न॒ क- | क्रमप्रतिपत्तिका विषय तो विश्वजित्‌ 

श्रिद्‌ बाघः । और सर्वमेध यज्ञ हैं, इसलिये उसका 
कोई वाघ नहीं होता | 

न, आत्मज्ञानयासतत्वहेतुत्वा- पिद्धान्ती-ऐसा नहीं कह सकते 

परमतनिराकरणपूर्व- भ्युपगमात्‌ | यत्‌ | क्‍योंकि आक्रज्ञानको अम्ृतत्वका हेतु 

क खमतखापनम ताबत्‌ आत्मेत्येवो-| माना गया है । “आस्मेत्येत्रोपसीत' 

# क्योंकि विश्वजित्‌ और सर्वमेध--इन दो यशौमें सर्वस्व दान कर दिया 

जाता है, इसलिये फिर अभिह्वेत्रादि कर्मकी सामग्री न रहनेसे उनका होना असम्भव 


हो जाता है। अतः उन यज्नेमिंसे किसीका अनुष्ठान करनेवालेके लिये ही अन्याश्रम- 
में जानेकी विधि है--ऐसा इसका तात्पर्य है। 


विश्वजित्सवमेधयोरेवापवाद;, 


चये समाप्य गृही भवेद्‌ ग्रृहादू 





ब्राह्मण ५ ] शाइरमभाष्यार्थ ११५१ 
बॉ. न: बॉस) न्यॉर्प 0 बह? रस: 3७ व्यरि22- ब्यॉ४८2:- बॉ ७, ब्कॉएलट बऑप्ट: 2 न्यॉ्पटट क- 


पासीत” इत्यारमभ्य 'स एप नेति | यहॉसे लेकर 'स एघ नेति नेति! 
नेति! एतदन्तेन ग्रन्थेन यदुप- यहॉतकके ग्रन्थसे जिस आत्मज्ञानका 
न्‍ ; उपसंहार किया गया है, वह अमृतत्व- 
सहतमात्मज्ञान तदखतत्वसा- | का साधन है-ऐसा आपने खीकार 


धनस्‌--इत्यस्युपगतं मवता | | किया है । 
'एताबदेवामृतत्वसाधनम्‌, | पूर्व ०-किन्तु बहा अन्य किसी (कर्म 
0 / | आदि ) की अपेक्षासे रहित केवल 
अन्यनिरपेक्षम! इत्येतन्न मृष्यते । | ज्ञन ही अमृतत्वका साधन है-यह 
| कषन हम नहीं सह सकते ; 
सिद्धान्ती-तो मै श्रीमानसे पूछता 
ही हूँ कि आप आत्मज्ञानको किसलिये 
मात्मज्ञानं सषेयति भवानिति १ | सहन करते हैं 
भ्रूण _ तत्र कारणम--यथा व ०-इसमें जो कारण है वह 
खर्गकामस्य खर्मपप्त्युपायमजा- | अति अकार 58 
उपाय न जाननेवाले खगकामी पुरुष- 
नतो5प्रिहोत्रादि खर्गप्राप्तिसाधनं | को श्रुति अभिहोत्रादि खर्मप्रािके 
ज्ञापपति, तथेहाप्यम्रतत्वप्रति- | साधन वतछाती है, उसी प्रकार 
यहाँ भी अमृतत्व-ग्राप्तिका साथन 
' न जाननेबाले अमृतत्वप्राप्तेकि अभि- 
लाषीको वेदके द्वारा “'एतावदरे खल्व- 
मृतत्वम”? इत्यादि मन्त्रोंमें “यदेव भग- 
चानू वेद तदेव में ब्रृहि” इत्यादि 
' प्रकारसे इच्छा किये हुए अम्ृतत्वके 
साधनका बोध कराया जाता है | 
पिद्धान्ती-इस प्रकार तो, जैसे 


श्रुतिके द्वारा ज्ञात कराये हुए अग्नि- 
होत्रादि खर्गके साधन माने जाते हैं, 


५ [का (७ | 
तत्र भवन्तं पृच्छामि किमये- ' 


पित्सोरमृतत्वप्राप्त्युपायमजानतः 


“गदेव भगवान्‌ वेद तदेव मे 
ब्रूहि! इत्येबमाकाड्ितमस्॒तत्व- 
साधनम्‌ “एतावदरे” इत्येवमादो 
वेदेन ज्ञाप्यत इति | 


एवं तहिं यथा ज्ञापितमसम्रि- 














होत्रादि खर्गसाधनमभ्युपगम्यते 


श्श्णर बुद्ददारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ४ 
ब्र:2:0. व (३:3७. ऑफ, नई म 2. ब्यट7?8 ० पर बट गेट. ब्य7220- «वह 72:७- “कर “2स्‍% “ई-२:2स्‍0७ *कहई-:22%७ 
तथेहाप्यात्मज्ञानम; यथा ज्ञाप्यते उसी प्रकार यहाँ आत्रज्नान भी 

समझना चाहिये | जिस प्रकार ज्ञान 
तथाभूतमेवाम्तत्वसाधनमात्म- कराया गया है, उसी प्रकार आत्म- 
ज्ञानकों अमृतत्वका साधन मानना 


ज्ञानमभ्युपगन्तुं युक्तम्‌; तुल्य- व 
400 00 4 2323, आन है, क्योंकि श्रुतिका प्रामाण्य 


प्रामाण्यादुभयत्र । दोनों जगह समान है | 
यद्येव॑ कि स्यात्‌ ९ पूवे ०-यदि ऐसा माना जाय तो 
इससे क्या सिद्ध होगा ? 
सर्वकमहेतृपमर्दकत्वादात्म- सिद्धान्ती-आत्मज्ञान कर्मके 


सम्पूर्ण हेतुओंका निवर्तक है, उसडिये 
ज्ञानस्य विद्योद्धवे कर्मनिवृत्तिः, ०» 
ज्ञनोदय होनेपर कमकी निवृत्ति हो 


कक | दाराश्निसंबद्धानां आओ जायगी | पत्नी और अगम्निसे सम्बद्ध 
पिहोत्रादिकर्मणां भेंदबुद्धिविषय- जे अप्निो्ाद कर्म हैं वे भेदुद्धिक 
सम्रदानकारकसाध्यत्वम्‌ | अन्य- क्रिष्रय संम्प्रदानकारकद्वारा साथ्य हैं | 
चुद्धिपरिच्छेधां हग्न्यादिदेवतां अन्य बुद्धिसे परिच्छेय एवं सम्प्रदान- 
संप्रदानकारकभ्ूतामन्तरेण न हि , कारकभूता अग्निदेवताके बिना वह 
तत्‌ कम निर्व॑त्यते | यया हि कर्म निष्पन्न नहीं दो सकता | और जिस 
संप्रदानकारकबुद्धयासंप्रदान- | संग्भ्रदानकारकबुद्धिसे सम्प्रदानकारक 
कारक कर्मसाधनत्वेनोपदिश्यते, कमके साधनरूपसे उपदेश किया 


निरस्त .. | जाता है, वह इस ज्ञानावस्थामें ज्ञानसे 
सेह विद्यया निवत्येते--““अन्यो- थे 
हे हे जल्दी निवृत्त हो जाती है, जेसा कि “वह 


उसावन्यो5हमसीति न स॒ वेद” | अन्य है में अन्य हँ--ऐसा जो 
(द्ृ० उ० १ ४ | १० ) “देवा- | जानता है, वह नहीं जानता””, “जो 
स्त॑ परादुर्योष्न्यत्रात्मनो देवान्‌ | देवताओको अपनेसे मिन्न समझता 


१, जिसके उद्देश्यसे कुछ दिया जाता है; उसे सम्प्रदानकारक कहते हैं । 
अमिसाध्य कर्मोर्मे अम्निक्रे उद्देश्यसे आहुति दी जाती है, इसलिये अग्मिमें सम्प्रदान- 
कारकत्व है; अत, वह कम सम्प्रदानकारकसाध्य कहा जाता है। 





च्राह्मण ५ ] शाउरभाप्याथे ११०३ 
व्यय पक 32७ बटन पक चर: जब52.. ःफ ०२०3.. ब्पमफ ०८०:६० ासिफि ब्रिटन २2 
वेद” (४ ।५।७) “्ृत्योः | है, देवता उसे परास्त कर देते है”, 
स मृत्युमाप्नोति य. इह नानेव ; “जो यहाँ नाना देखता है, वह मृत्यु- 
पत्यति! (४। ४। १९ ) | से मृत्युको प्राप्त होता है?”, “निरन्तर 
४एकप्ैवानुद्र्व्यम्‌!” ( ७ | ४। , एकरूपही देखना चाहिये”, “सबको 
२० ) “सबभात्मानं पर्यति” ' आत्मरूप देखता है?” इत्यादि श्रुतियों- 
(४।४।२३)इत्यादिश्वुतिम्य! | से सिद्ध होता है | 
नचदेशकालनिमित्तापेक्षत्व॑ 


आत्मज्ञानका विषय कूठस्थ-नित्य 
& हक लिकिलि: आत्मत्रस्तु है, इसलिये उसे देश, 
व्यवास्थतात्मवस्तावपयत्वाद त्म- का5 एव निमित्तादिकी अपेक्षा नहीं 
ज्ञानस्थ । क्रियायास्तु पुरुपतन्त्र- है। कर्म तो पुरुषके अधीन हैं 
इसलिये उसे देश, काल एवं निमि- 
त्तादिकी अपेक्षा है । किन्तु ज्ञान 
पेक्षत्वम्‌ | ज्ञानं तु वस्तुतन्त्र- , वस्तुतन्त्र होनेके कारण देश, काल, 
निमित्तादिकी अपेक्षा नहीं रखता | 
जिस प्रकार अप्नि उपष्ण है और 
यथामिरुष्ण आकाशो5मूत्ते इति | आकाश अमूर्त है-इन ब्ञानोंको 
देशादिकी अपेक्षा नहीं है, उसी 
प्रकार आक्मज्ञानको भी नहीं हैं । 
नन्‍्वेवं सति प्रमाणभूतस्य करमं-. पर्व ०-किन्तु ऐसा माननेपर तो 
| प्रमाणभूत कर्मबिधिका बाघ हो 
ता ' जायगा और समान प्रमाणोंमेंसे एक- 
असाणयारतरतरानराधा युक्तः । दूसरेका बाब होना उचित नहीं है | 
न, खाभाविकभेदबुद्धिमात्र-' तिद्वान्ती-ऐसी बात नहीं है, . 
निरोधकत्वातू, न हि विध्यन्तर- | बा आत्मज्ञान ० खाभाविक भेद- 
सवाल बुद्धिमात्रका वाधक हे, वह अन्य विधि- 
निरोधकमात्मज्ञान॑ खाभाविक- का बाधक नहीं है, वह तो के स्वा- 


भेदबुद्धिमात्र निरुणद्धि । | भाविक भेदबुद्धिका ही बाघ करता है | 


धब060 जउ० ?९१2५७- ै ै 9९७5५ 


त्वात्‌ खाद देशकालनिमित्ताद- 


त्वान्न देशकालनिमित्तायपेक्षते | 
तथात्मविज्ञानमपि | 


विधेनिरोधः स्यात्‌ । न च तुल्य- 


११५०० 


बुहदारण्यकीपनिपद 


[ अध्याय ४ 


तथापि हेत्वपहारात्‌ कर्मो- 
नुपपत्तेविधिनिरोध एव स्थादिति 
चेत्‌। 


प्रवृत्तिनिरोधवददोपात्‌ू । यथा 


पर्व ०-इस प्रकार भी तो हेतुकी 
निवृत्तिसे कर्माका होना असम्भत्र 
होनेक्रे कारण त्रित्रिका ही निरोत्र 


| हआ | 
न, कामप्रतिपेधात्‌ काम्य- | 


पिद्धान्ती-नहीं, कामनाके प्रति 
पेश्से सकाम प्रब्ृत्तिके बाबके समान 
इसमें कोई ढोपष नहीं है। जिस 


खर्गकामो यजेतेति खर्गसाधने ; कार खगकी कामनावाला यजन 


यागे ग्रव्त्तय कामग्रतिपेघविधे 
कामे विहते काम्ययागानुष्टान 
प्रवृत्तिनिरुष्यते | न चेतावता 
काम्यविधिनिरुद्धों मवति | 
कामप्रतिपेधविधिना काम्य- 
विधेरनर्थकल्वज्ञानात्‌ ग्रवृत्यनुप- 
पत्तेनिरुद्ध एवं स्थादिति चेत्‌। 


भवत्वेबेवं 
धोडपि । 


यथा कामग्रतिपेषे काम्य- 


कमविधिनिरो- 


विधेरेव॑ प॥लामाण्यानुपपत्तिरिति 


इस बचनसे जो पुरुष खर्गके 
साधनभत यज्ञमें प्रव्नत्त है, उसकी 
कामनाका कामग्रतिपेबविधिके अनुसार 
वाब हो जानेपर उसकी सकाम 
यज्ञके अनुष्ठानकी प्रवृत्ति रुक जाती 
है, किन्तु इतनेहीसे सकाम कर्मोकी 


| विधिका बाघ नहीं हो जाता |# 


पूर्व ०--कामप्रतिपेधविधिसे सकाम 
कर्मविच्रिकी व्यर्थताका बोध हो जानेसे 
काम्यकर्मोमें प्रवृत्ति न हो सकनेके 
कारण उसका निरोध हो ही जायगा-- 
ऐसा कहें तो * 

विद्धान्ती-इस प्रकार भले ही 
कर्मबिधिका भी निरोध हो जाय | 

पूव ०-जिस प्रकार कामनाका 
प्रतिषेध होनेपर काम्यविधिका प्रति- 
पेघ हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानसे 
कर्मविधिका बाघ हो जानेपर उसका 
प्रामाण्य नहीं हो सकता। कर्म 


# क्योंकि जिनकी कामना निद्नत्त नहीं हुई है, उनके लिये तो वह विधि 


सार्थक रहती ही है । 


ब्राह्मण ५ | शाइरमभाप्याथ श्र 
ब्बर्9 ० ब्यरथिप आर्ट बरसे कर, कर ब्वॉ 9७० ब्बटन 2० ब्ी >. 2० जर्जर अर ज्यर्टल 7 नर न. प्रेन- 
चेत । अननुष्ठेयत्वेष्छुप्टातुर- | अनशन करनेक़े योग्य नहीं ऐ, ऐसा 
| सिद्ध होनेपर अनुटानकर्ताका अभाव 


भावादनुष्टानविष्यानर्थक्यादप्रा- | > जलेसे जब अलुष्टन-जरििक्ल 


। ९ मं कप | 
साप्यमेथव.... कर्मविधीनामिति | साथकता ही नहीं रही तो काम- 
| विधियोंकी अप्रामाणिकता ही होगी - 
| ऐसा यदि के ता * 

। + बन न 
न, प्रागात्मज्ञानात्‌ प्रवृत्युप-'.. तियान्ती-यह टीक नहीं, क्योकि 


| आन्मशनसे पूर्व कर्ममें प्रयत्ति हो 
पत्त:। खामांवकय फक्रयाफकारक कर 
सकती हैँ | खाभाविक क्रिया, कारक 


फेलभदाविज्ञानस प्रागात्मज्ञानात्‌ | और फलखूप भेदज्ञानका आत्मज़ानमे 
कर्महेतुत्वम्ञपप्चत एवं; यथा | पूर्व कर्ममें हेतु होना सम्भव है ही; 


कामविपये दोपविज्ञानोत्पत्तेः प्राक ' जिस प्रकार कि कामनाके विपयम दोप- 
द्वि होनेसे पूर्व खर्गादिकी खाभाविक 


काम्यकमंग्रवृत्तिहेतुत्त॑ स्वादेव [इच्छा ही काम्यकर्मोमे सकाम मनुष्प- 


खर्गादीच्छायाः खाभाविकया- की प्रवृत्ति करानेगें कारण हो ही 
सकती है, वैसे ही यहां समग्नना 


चेत्‌। 


स्द्वत्‌ | । चाहिये 
रु ' चाहिये। 
तथा सत्यनर्थार्थों वेद इति, पृर्ब०-ऐसा माननेपर तो चेद 
॥अ पड 
चेत्‌ । ह ; अनवका हेतु है-यह सिद्ध होगा । 


न, अर्थानर्थयोरभिप्रायतस्त्र- । . भिद्धान्ती-नहीं, क्योंकि अर्थ 
ओर अनर्थ तो उद्देश्यके अबीन है | 

लात । माक्षमेक बजयित्वान्य- एकमात्र मोक्षको छोड़कर और सत्र 
| अवियाके ही त्रिपय हैं, इसलिये अर्थ 

साविद्याविषयत्वात। पुरुपाभिप्राय- और अनर्थ तो पुरुषक्रे अभिमप्रायके 
ही अधीन हैं, कारण [ महाभार- 

तन्त्रों ह्थोनथों; मरणादिकाम्थे- | “दि महाप्रस्थावरूप ] मरणकी 
इच्छासे भी इृष्टियों (यज्ञों) का विधान 


श्श्षद 


चृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


ई 


[ अध्याय ४ 


स्किल ब्यारयि: नक जेट नई गि22 नया 22%: नाई >०2स्‍0- “गई े:220७. नई) "कट ५3:22. नई ०2% "कई 2-४७. नय्>०2:ऋ 


शिदशनात्‌ | तस्रादू यावदात्म- 
ज्ञानविधेरामिम्ुरुय॑ तावदेव कर्म- 
विधयः । तसान्नात्मज्ञानसहमा- 
वित्व॑ करमंणामित्यतः सिद्धमात्म- 
ज्ञानमेवाम्रतत्वसाधनम्‌ 'एतावदरे 
खल्वमतत्वम! इति; कर्मनिरपेक्ष- 
त्वाज्ञानसय । अतो विदुषस्तावत्‌ 
पारित्राज्यं सिद्ध॑ संप्रदानादिकमे- 


कारकजात्यादिशुन्याविक्रियत्रह्मा- 


त्मद्ठप्रतिपत्तिमात्रेण वचन 


मन्तरेणाप्युक्तन्यायतः । 


तथा च व्याख्यातमेतत्‌ 'येषां 
नो5्यमात्मायं लोकः इति हेतु- 
वचनेन पूवें विद्वांसः प्रजामका- 
मयमाना व्युत्तिष्ठन्ती ति पारित्रा- 
ज्यं विदृषामात्मलोकाबबोधादेव। 
तथा च विविदिषोरपि सिद्ध 
पारितराज्यम्‌; “एतमेवात्मानं 


देखा जाता है | अत: जबतक पुरुष 
आत्मज्ञानसम्बन्धी विधिके अमिमुख 
न हो जाय तभीतक कमविधियों हैं | 
इसलिये कर्मोका आत्मज्ञानके साथ 
रहना सम्मत्र नहीं है, अत, हे 
मैत्रेयि | निश्चय यही अमृतत्व है? 
इस प्रमाणसे सिद्ध होता है कि 
आत्मज्ञान ही अम्ृतत्का साधन है, 
क्योंकि ज्ञानको कर्मकी अपेक्षा नहीं 
है | इसलिये कोई प्रमाणभूत वचन 
'नभी हो तो भी उक्त न्यायसे 
सम्प्रदानादि कर्मोके कारक एवं जाति 
| आदिसे शून्य अविकारी ब्रह्ममें ही 
सुद्द आत्मभावक्े वोधमात्रसे ही 
विद्वानके लिये तो सन्‍्यास सिद्ध ही 
हो जाता है। 


इसी प्रकार 'जिन हमको यह 
आत्मछोक अभीष्ट है? इस हेतुवाक्यके 
द्वारा यह व्याख्या भी कर ही दी 
गयी है कि पूर्वत्र्ती विद्वान्‌ प्रजादिकी 
इच्छा न करके ग्रहत्याग कर देते 
थे, अत आत्मलोकके ज्ञानमात्रसे 
विद्यनंके लिये पारित्राज्य (संन्यास ) 
सिद्ध हो जाता है | ऐसे ही “इस 
आत्मछोककी इच्छा करते हुए ही 
परित्राजक होते हैं?” इस वचनसे 


लाकामच्छन्तः प्रश्नर्जान्त!”” इति | जिज्ञासुके लिये भी पाण्राज्य सिद्ध 


























| 
है। ॥॥|) ] 
/॥ । ॥| 
$+ | 
। | है [६ 
| 
| । वा ि | 
|| | 
( | ' ॥ 
* हु ( | 
| |) | 
॥| ५४ ॥|| ॥ 
| । | । है] 
ा | । 
। ॥. 
॥५  ॥४. 
हि रॉ 
ता ॥| 
; हि 
| 
| 








जक 


| 
हा 





॥॥४ 





॥ 


॥7 | 
। ! ' 
| । प्‌ ॥ 


| 

॥ ॥ 

४. 

| हा 
कै ॥ 

। |. 


| 


| ः ) हा । | । [७ 

| (॥॥ 
| गे | | | 

|; | की | ! 

| 

| $ ॥ 4 ॥ । 
! | । 

| |! हक || 

|! 

' 0 0 ॥ |" । 


| | 


॥ 


|] 





| ' 





#' | 
।५ 
| ॥ ; पु ग 
|! ॥ ॥॥ | 
५॥ | 
| ॥ '! 
; | । ५१॥॥४ 
| बढ ह। 
। | । ॥ ।॥॥/ | 
| ॥७ | 
, ॥। ही की ॥॥ 
(4 [| श 
हा । 
| | | 
| ) 
० जा | 
|! री] | है! 
4 


॥ 


११०८ 


बृहदारण्यकोपनियद्‌ 


[ अध्याय ४ 


किं ते दारेत्रौह्मण यो मरिष्यसि । | प्रयोजन है ? तू अपनी बुद्धिरूपी 


आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्ट 
पितामहास्ते क गता। पिता च ॥”! 


एवं सांख्ययोगशास्त्रेप च 
संन्यासो ज्ञानं प्रति प्रत्यासन्न 
उच्यते । काममप्रवृत्त्यमाबाच्च । 
कामप्रवत्तेहि ज्ञानप्रतिकूलता सबे- 
शास््रेषु प्रसिद्धा; तस्ताद्‌ विरक्तस्य 
मुमुक्षोविनापि ज्ञानेन ब्रह्मचयोदेव 
ग्रव्नजेदित्याद्ुपपत्नम्‌ | 


ननु सावकाशत्वादनधिकृत- 


विषयमेतदित्युक्तम्‌, यावज्जीव- 
भ्रुत्युपरोधात्‌ । 


नेष दोष:, नितरां सावका- 
शत्वाद यावजीवश्रुती नाम;अविह- 
त्कामिकतेव्य॒तां हयवोचास सर्व- 


कमेणाम। न तु॒निरपेक्षमेव 


गुद्दामें प्रविष्ट आत्माका अनुसन्धान 
कर, देख, तेरे पिता-पितामह आदि 
कहाँ चठे गये !? 

इसी प्रकार साख्य और योग- 
शात््रोमें भी संन्यास ज्ञानका समीप- 
वर्तां कह्ाा जाता है । कामनाकी 
प्रवृत्तिका अमात्र होनेकिे कारण भी 
वह ज्ञानका अन्तरग साधन हैं | 
सकामग्रवृत्ति ज्ञानके प्रतिकूल है, यह 
तो सभी शात्रोमें प्रसिद्ध है, अत 
बिरक्त मुमुक्षुके लिये ज्ञान न होनेपर 
भी “ह्मचर्यसे ही सन्‍्यास ले ले? 
इत्यादि त्रिधि उचित ही है। 

पूर्व ०- किन्तु हम यह पहले कह 
चुके हैं कि [ सामग्रीके अभावमें ] 
“'जीवनभर अग्निहयोत्र करे! इस विधि- 
का निरोध हो जानेसे “ह्मचर्यादि 
प्रत्रजेत' इस श्रुतिको अवकाश मिल 
जाता है, इसलिये यही मानना 
उचित है कि सनन्‍्यास कर्मके अनधि- 
कारीके लिये ही है | 

पिद्धान्ती-यहाँ यह दोष नहीं 
आ सकता, क्योंकि जीवनभर अग्नि- 
होत्र विवान करनेवाली श्रुतियोंको 
सदा ही अवकाश है [ उनका कभी 
निरोध नहीं होता ], क्योंकि 
सम्पूण कर्मोकी कतंव्यता अज्ञानी 
ओर सकाम पुरुषोंके लिये है, यह 
हम बता आये हैं | विना किसी उच्छाके 


ब्राह्मण ५ | 


शाडूरभाष्यार्थ 


११५०९, 


929. २. कप. बेस. अप2 बपकिये बा बा<ट 2० एड नाटक अर प 


जीवननिमित्तमेव कर्तव्य कर्म, | ही केवल जीवनके निमित्त ही कम 


प्रायेण हि पुरुषा: कामबहुलाः, 
कामश्ानेकविषयो5नेककमेसाध- 
नसाध्यक्ष;, अनेकफलसाधनानि 
च बेदिकानि कमोणि दाराम्ि- 
संबन्धपुरुषकर्तेव्यानि पुनः पुन 
शानुष्टीयमानानि बहुफलानि 
कृष्यादिवदू वर्षशतसमाप्तीनि च 
गाहंस्थ्ये वारण्ये वा; अतस्तद- 
पेक्षया यावज्ञीवश्रुतयः, “कु्वेच्ने- 
वेह कमोणि” इति च सन्त्रवर्णः । 
तसिश्व पक्षे विश्वजित्सबमेधयोः 
कमपरित्यागः । यर्िश्र पक्ष 
याबजीबानुष्ठान॑ तदा 
न्तत्व॑ भसान्तता च श्रीरस्य | 


इत्तरव्णापेक्षया वा यावज्ञीच- 
श्रुतिः | नहि क्षत्रियवैश्ययो: 


पारिधाज्यप्रतिपत्तिरस्ति | तथा 


कर्तव्य नहीं है, प्राय, छोग अधिक 
कामनाएँ रखनेवाले होते हैं, कामना- 
के विषय भी बहुत-से है और वे अनेकों 
कर्म एवं साधनोंसे साध्य हैं; वेदिक 
कर्म भी अनेक फेक साधन हैं 
और वे त्लरी और अम्निसे सम्बन्ध 
रखनेवाले पुरुषके ही कर्तव्य हैं, 
बारंबार अनुष्ठान किये जानेपर वे 
कृषि आदिके समान बेहुत-से फल 
देनेवाले हैं तथा गाहंस्थ्य अथवा 
वानप्रस्थ आश्रममें सो वर्षोमें समाप्त 
होनेवाले हैं, अतः उनकी अपेक्षासे 
आजीवन अग्निह्ेत्रका विधान करने- 
वाली श्रुतियाँ और “कुबन्नेवेह कर्मणि! 
यह मन्त्रवण है। उसी पक्षमें विश्वजित्‌ 
ओर सर्वमेधमें कर्मका परियाग भी 
है । और जिस पक्षमें कमैका जीवन- 
भर अनुष्ठान विहित है, वहीं शरीरका 
अन्त स्मशान और भस्मके रूपमें 


होता है। 


अथवा आजीवन कर्मका विधान 
करनेवाली श्रुति ब्राह्मणेतर वर्णोकी 
अपेक्षासे भी हो सकती है, क्‍योंकि 
क्षत्रिय और वैस्यके लिये संन्यासकी 
प्राप्ति नहीं है | तथा “जिसकी विधि 


११६० 


बहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ४ 


ब्प्किय बहस लय कम बज 2०. नई 22. नई 20७ «्याई 2७ व्यापक बाई कट नई ९720 नई: 27 


“मन्त्रैयैय्योदितों विधि: “ऐका- 
श्रम्य॑ त्वाचायाः” इत्येवमादीनां 
क्षत्रियवैद्यापेक्षत्वम| तसात्‌ पुरुष- 
सामथ्यज्ञानवैराग्यकामादपेक्षया 
व्युत्थानविकल्पक्रमपारित्राज्यप्र- 
तिपत्तिप्रकारा न विरुध्यन्ते | अ- 
नधिकृतानां च प्रथम्विधानात्‌ 
पारित्राज्यस् 'स्नातको वास्नातको 
वोत्सन्नापिरनपिको वा” 


इत्यादिना। तसात्‌ सिद्धान्याश्रमा- 
न्तराण्यधिकृतानामेव ॥१५॥ 


मन्त्रोंद्रारा बतलायी गयी है?” “आचार्यों- 


ने इनको एकाश्रमी बतलाया है” 
इत्यादि वाक्य क्षत्रिय और वेश्यकी 
अपेक्षासे हैं | अत, पुरुषके सामर्थ्य, 
ज्ञान, वेराग्य और कामनादिकी 
अपेक्षासे व्युत्यानके विकल्प और 
क्रमसे सन्यासग्रहणके प्रकारोंका 
विरोध नहीं है | “स्नातक हो अथवा 
अख्नातके हो, उत्सन्नाम्रि हो अथवा 
अनभ्नि हो” इत्यादि वाक्यद्वारा 
अनधिकारियोंके लिये तो पास्रिज्यका 
अलग ही विधान किया है। अत 
यह सिद्ध हुआ कि आश्रमान्तर 
अधिकारियोंके लिये ही हैं ॥१०॥ 


+--7<55"७६९.३.2/5००७--.- 


इति बृहददारण्यकोपनिषद्धाष्ये चतुर्थाष्याये 
पदश्नम मेत्रेयीत्राह्मणम्‌ || ५॥ 








१ जिसने विद्यासमाप्तिके अनन्तर गुरुगरहत्याग किया हो । गज असल 
२. जिसने विद्यासमात्तिसे पूर्व ही युरुणह छोड़ दिया हो । 

रे: जिसने स््रीके रहते हुए ही अग्निको त्याग दिया हो । 

४. जिसने सत्रीके न रहनेपर अम्रिको छोड़ा हो। 


रू 


फ्छष्ठ काह्ण 
-+ऑ्ेकिफिर- 
याज्नवल्कीय काण्डकी वंशञ-परम्परा 

अथ व<शः पौतिमाष्यो गौपवनाद्‌ गौपवनः पोति- 
माष्यात्‌ पौतिमाष्यो गौपवनाद्‌ गौपवनः कोशिकात्‌ कौशिकः 
कौण्डिन्यात्‌ कौण्डिन्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः कोशिकाच्च 
गौतमाच्च गौतमः ॥ १॥ आमभिवेश्यादाप्रिवेश्यों गाग्योद्‌ 
गार्ग्यों गाग्यौद्‌ गार्ग्यों गौतमाद्‌ गौतमः सैतबात्‌ सैतवः 
पाराशयोयणात्‌ पाराशयोयणो गाग्योयणाद्‌ गाग्योयण उद्दाल- 
कायनादुद्दालकायनों जाबालायनाज्जाबालायनो माध्यन्दि- 
नायनान्माध्यन्दिनायनः सोकरायणात्‌ सौकरायणः काषा- 
यणात्‌ काषायणः सायकायनात्‌ सायकायनः कोशिकायनेः 
कोशिकायनिः ॥ २ ॥ घृतकौशिकाद्‌ घृतकौशिकः पारा- 
शयोयणातपाराशयोयणः पाराशयोत पाराशर्यो जातूकण्यौज्जा- 
तूकण्ये आसुरायणाच्च यास्काच्चासुरायणस्नेबणेस्रेवणिरौप- 
जन्धनेरोपजन्धनिरासुरेरासरिभौरद्ा जादू भारद्माज आत्रेया- 
दात्रेयो माण्टेमौप्टिगौतमाद्‌ गौतमो गौतमाद गौतमो 
>त्थाद वाल्यः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यः केशोयोत्‌ काप्यात्‌ 
केशोय: काप्यः कुमारहारितात्‌ कुमारहारितो गालवाद्‌ गालवो 
विदर्भीकीण्डिन्यादू विदर्भीकौष्डिन्यो वत्सनपातो बाभ्रवाद्‌ 


जनता का बिथाइय 
--+ कल आइाक8-- 
फ्थक ब्राह्मण 


#जत्यलाछ+ 
पूर्णक्ष और उससे उत्पन्न होनेवाला एर्ण कार्य 


पूर्णमद इत्यादि खिलकाण्ड- 
मारभ्यते । अध्यायचतुश्येन यदेव 
साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा 
सर्वान्तरो निरुपाधिको5शनाया- 
चतीतो नेति नेतीति व्यपदेश्यो 
निधोरितः, यहिज्ञानं॑ केवलम- 
मतत्वसाधनम्‌, अधुना तस्येवा- 
त्मनः सोपाधिकस्थ शब्दार्था- 
दिव्यवहारविषयापन्नस्य पुरस्ताद- 
नुक्तान्युपासनानि क्ममिरविरु- 
द्वानि प्रकृष्टाभ्युदयसाधनानि 
क्रममुक्तिभाज्ञि च तानि वक्त- 
व्यानि, इति परः सन्दर्भः, सर्वो- 
पासनशेषत्वेनोह्लारो दम दान 


बीत ततीडीधल्‍3333+रक*कफससफक्‍कक्‍फइकक्‍सी+-न्‍न्‍नह..नत+जजजललतहतैऋतहततहतन्तवत3+नब..8न्‍8ननञतबन्‍...8न्‍न्‍नन्‍न्‍नन्‍नहई.._ 00. 


अब 'पूर्णमद ” इत्यादि खिंल- 
काण्ड आरम्म किया जाता है। चार 
अध्यायेकि द्वारा, जिस साक्षात्‌ 
अपरोक्ष ब्रह्म तथा जिस सर्वान्तर, 
निरुपाधिक, क्षुधादिसे रह्दित और 
'नेति नेति? इस प्रकार सकेत किये 
जाने योग्य आत्माका निश्चय किया 
गया है तथा जिसका भलीमोंति ज्ञान 
हो जाना ही एकमात्र अम्ृतत्वका 
साधन है, शब्दार्थादि व्यवहारकी 
विषयताको प्राप्त हुए उसी सोपाधिक 
आत्माकी उन उपासनाओंका, जिनका 
कि पहले उल्लेख नहीं हुआ और जो 
कर्मसे अविरुद्ध, परम उत्तम अभ्यु- 
दयकी साधनभूत एवं क्रममुक्तिकी 
प्राप्ति करानेवाली हैं, अब वर्णन 
करना है, इसीलिये आगेका ग्रन्थ 
है, सम्पूर्ण उपासनाओंके अन्नरूपसे 
ओड्डार, दम, दान और दया-इनका 


दयामित्येतानि च विधित्सितानि | | विधान करना अभीष्ट है। 


१, पूर्वकयथित विषयसे अवशिष्ट विषयको (खिल? कहते हैँ | अतः खिल- 
काण्डका अर्थ “परिशिष्ट प्रकरण? समझना चाहिये | 





ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्याथे 


श्श्द५ 


टली, कर :2)७ कि? चीफ न 2) नई 2 ब्यरए22७- बा ५3:2 9७, ब्यॉ्ट22%- कट नह डेट. नया, 


3» पूर्णमदः पूर्णमिदं पूणोत्‌ पूर्णमुदच्यते | 


पूर्णस्य पूर्णमादाय 


पूर्णमेवावशिष्यते ॥१॥ 


वह ( पसतरह्म ) पूर्ण है और वह ( सोपाधिक ब्रह्म भी ) पूर्ण है | यह 
(कार्यात्मक ) पूण (कारणात्मक ) पूर्णसे ही उत्पन्न होता है । इस पूर्णका 
यूर्ण ( अविद्याकृत अन्यत्वाभास ) निकाल लेनेपर पूर्ण ही बच रहता है । 


पूर्णमदः पूर्ण न कुतथिद्‌ ' 


व्याजूत्तं व्यापीत्येतत्‌ । निष्ठा च 
क॒र्तरि द्रष्टव्या | अद इति परो- 
क्षामिधायि सवेनाम, तत्‌ पर ब्र्मे- 
स्पथः । तत्‌ संपूर्ण माकाशवद्‌ 
व्यापि निरन्तर निरुपाधिक च | 
तदेवेद॑ सोपाधिक॑ नामरूपस्थ॑ 
व्यवहारापन्न॑ पूर्ण स्वेन रूपेण 
परमात्मना व्याप्येव नोपाधि- 
परिच्छिन्नेन विशेषात्मना । 


तदिद विशेषापन्न॑ का्यी- 


'पूर्णमद .?-पूर्णमू-जो कहींसे भी 
व्यावृत्त नहीं है, यानी व्यापक है । 
पूर्ण शब्दमें जो निष्ठासंज््क “क्त! 
प्रत्यय हुआ है, उसे कर्ता अर्थमें 
समझना चाहिये | 'अदः? यह पद 
परोक्ष अर्थको बतलानेवाल्ल सबैनाम 
है, इसका अर्थ है बह---परजह्म | वह 
सम्पूर्ण है, यानी आकाशके समान 
व्यापक, अन्तररहित और उपाधिशून्य 
है | वही यह नाम-रूपमें स्थित 
व्यवहारदशाको प्राप्त सोपाधिकरूप 
भी पूर्ण है अर्थात्‌ अपने परमात्म- 
खरूपसे व्यापक ही है--उपाधि- 
परिच्छिन ( सीमित ) विशेषरूपसे 
व्यापक नहीं है | 


वह यह बिशेषभावको ग्राप्त हुआ 


त्मक॑ ब्रह्म पूर्णात्‌ कारणात्मन | अर्यत्मक अक्म पूर्णसे-कारणात्मक 


उद्च्यत उद्गिच्यत उद्दच्छ- 


तीत्येतत्‌ । य्षपि कार्यात्मनो- | 


द्विच्यते तथापि यत्‌ खरूपं पूर्ण- 


ब्रह्मसे “उदच्यतेः--उद्विक्त होता 
अर्थात्‌ उद्भत ( प्रकट ) होता है। 
यद्यपि यह कार्यरूपसे प्रकट होता है 
तो भी इसका खरूपमूत जो पूर्णत्व 


११६६ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्वॉ कस याए:22७.. बाई, 0७. कई 22% "कर ०22, वा: वाई (८2:2७ "या (०८7७७. “यर्ट 2८22७. नया ०० ब्यए(2 22% व्या(>: ७... 


त्व॑ परमात्ममाव॑ तन्न जहाति 
मिवोद्रिच्यते कर 
पूर्ण | 
पूर्णस्य कार्यात्मनो त्रह्मणः पूर्ण 
पूर्णत्वमादाय ग्रहीत्वा आत्मख- 
रूपेकरसत्वमापच्य, विद्यया अ- 
विद्याकृत॑ भूतमात्रोपाधिसंसर्ग- 
जमन्यत्वावभासस तिरस्क्ृत्य पूर्णमे- 
वानन्तरमवाह्य॑ प्रज्ञानपनेकरस- 
खमाव॑ केवल ब्रह्मावशिष्यते । 
यदुक्तम ब्रह्म वा इद्मग्र 
जक्ष हैः इत्यादि- अं सीते्‌ तंदात्मान- 
मन्‍्त्रेण समानार्त्व- मेवावेत्‌ तसात्तत्‌ 
मदशनन सर्वपभ्वत्ः (१। 
४। १० ) इत्येषो5स्य मन्त्रस्मार्थः | 
तत्र ब्रह्मेत्यस्याथ; पृर्णणद इति | 
इद॑ पूर्णमिति ब्रह्म वा इदमग्र 
आसीदित्ययाथः । तथा च 
श्रुत्यन्तरम--“यदेवेह तदसुत्र 
यदमुत्र तदन्विह!! ( क० उ० २। 
१॥ १० ) इति। अतो5दःशब्द- 
वाच्य॑ पूर्ण ब्रह्म ददेवेद॑ पूर्ण 
कार्येस्थं नामरूपोपाधिसंयुक्तम- 


अर्थात्‌ परमात्ममात्र है, उसे नहीं 
छोड़ता अर्थात्‌ पूर्ण ही प्रकट होता है। 


इस पूर्ण यानी कार्यरूप ब्रह्मका 
सम्पूर्ण पूर्णत्य “आदायः-लेकर अर्थात्‌ 
उसे आत्मश्रूपके साथ एकरस करके 
विद्याके द्वारा अविदयाकृृत भूतमात्रो- 
पाधिके ससगंसे होनेवाली भेद-प्रतीति- 
को मिटा देनेपर पूर्ण ही अर्थात्‌ 
अन्तरबाह्मशून्य प्रज्ञानधनेकरसखरूप 
जुद्ध ब्रह्म ही शेष रहता है | 

पहले जो यह कहा गया था 
त्रह्म॑ वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मान- 
मेबावेत्‌ तस्मात्‌ तत्‌ स्वेमभवत्‌? यही 
इस मन्त्रका भी अर्थ है | इसमें पह्म! 
इस पदका अर्थ है थ्पूर्णणद ” और 
'इद पूणेम? यह भ'त्रह्म वा इदमग्र 
आसीत? इस वाक्यका अर्थ है | ऐसी 
ही एक दूसरी श्रुति भी है “यदेवेहे 
तदमुत्र यदमुत्र तदन्विहद्द !!? अत; 
धअद ? शब्दवाच्य जो पूर्णब्रह्म है 
वही 'इद पूर्णम! अर्थात्‌ कार्यवर्गमें 
स्थित नाम-रूपात्मक उपाधिसे युक्त 





१ आरम्ममें यह एक ब्रह्म ही था, उसने अपनेकों जाना, इसलिये वह 


सर्व हो गया । 


२. जो यहाँ है वही परलोकमे है ओर जो परलोकमें है, वही यहाँ ( इस 


देहेन्द्रियरूप उपाधिमे ) है । 








ब्राह्मण * ] 


र्‌ 
शाउइर्भाप्याथ 


११६७ 


ब्बसक ण7 3. (30० न्वय 2 जी 2 ६. ब० ८: ४.० जब 00... ब्ञ(ए:७.० ब्यर्टिनि न न्वर्रजे-४०- ब्व2०० ०५२२०. 


विद्यगोद्रिक्तम्‌ू । तम्मादेव पर- 
मार्धखरूपादन्यदिव प्रत्यवभास- 
मानम्‌ । तदू यदात्मानमेय पर 
पृर्ण ब्रा्न विदित्वा 'अहमदः पूर्ण 
म्रग्माम्मि' इन्येवं पृर्णमादाय तिर- 
महृत्गएर्ण समन पतामवियाकृतां 

नामरूपापाधिमंपक जामेतया ब्र- 


ह्विद्यया पृर्णमंत्, केबलमब- 
शिप्यते । तथा चोक्तमू-- 


'तम्मात्तत्मबेममवत्‌' (१। ४ । 
१० ) इति | 

ये सर्वोपनिपदर्थों ब्रह्म से 
ए्पोइनेन मन्‍्त्रेणानुद्यत उत्तर- 
संबन्धाथम्‌ । त्रद्मविद्यासाधनत्वेन 
हि वल्ष्यममाणानि साधनान्यो- 
दूख़मदानदयाख्यानि विधित्सि- 
तानि खिलगप्रकरणसंबन्धात्‌ सर्वो- 
पासनाइभृतानि च | 

अन्रके बर्णयन्ति--पूर्णात्‌ 
ईनईतवादिमत- कारणातू पूर्ण कार्य- 


प्रदशनम 


परमाथंवस्तुभृतं दतरूपण । पन॒ 
प्रलयकाले पृणेस्स कार्यस्य पूर्ण 


आवियाजनित [ कार्यनहा ] ऐ । बह 
उसी परमा्थखरूप परजणसे अन्यके 
समान प्रतीत ऐता है। ऐसी स्थिति- 
में उबर अपनेको ऐी पूर्ण परन्रष्म 
सानकर 'मे ही यह पूर्ण बह हूँ! 
सम प्रकार पूर्णयक्रों ठेकर इस 
पिया क दौर अधियाकत नाम- 
रापापाथिक सम्गसे उत्पन्न हुई 
अपूर्णरूपताका तिग्स्कार कर दिया 
जाता है तो कैयड पूर्ण ही रह जाता 
?ै | यही बात '्तस्मात्तत्समभप्रत' 
इस वाक्यद्ारा कही गयी हं । 


जो सारे उपनिषदृका अभ्थभूत 
[ ब्रद्म ] 7, उसीफा आगेऊे ग्न्‍्यसे 
सम्बन्ध फ्ररशित करनेके लिये इस 
मन्त्रद्वारा अनुयाद क्रिया जाता है । 
तथा जो खिलप्रकरणके मम्बन्बसे 
सारी ही उपासनाअंजि अद्वभृत ऐं, 
उन ओप्रार, दम, दान ओर दया- 
संज्षक साथनेका भी यहा ब्रह्मतियाके 


, सावनखूपसे जवान करना अभीष्ठ है। 


| 
॥ 


६ 


यहाँ एक पक्षबाले ( दताद्वैत- 
व्रादी ) बिद्वान्‌ ऐसा वर्णन करते है 


मुद्रिच्यते | उद्धिक्त॑ | रण कारणसे पूण कार्य उत्पन्न 
कार्य बर्तेमानकालेडपि पूर्णमेव | 


होता है | वह उत्पन हुआ कार्य 
ब्रतमान समयमें भी पृण ही है, 
थत्‌ द्रतरूपसे परमार्थ वस्तुभूत द्वी 
| फिर प्रल्यकालमें पूर्ण कार्यकी 


श१६८ बृहृदारण्यकोीपनिषपद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्अ््िय बज नयी ५: बाई: 2७. नई डेट  ०यई टन: ६ 2:2%, नहर के2स्‍0 "कई; «कई :02%- 
तामादायात्मनि धित्वा पूर्ण- | पृर्णताको लेकर उसका आत्मार्मे ही 
मेवावशिष्यते कारणरूपम्‌ | एवं- | अपान करनेपर कारणरूप पूर्ण ही 


म॒त्पत्तिसिथ त्रिष्यपि | हें जाता है| इस प्रकार उत्पत्ति, 
स्पत्तिखितिप्रतयेषु ५... | स्थिति और प्रछूय तीनों ही कालमिं 
कालेषु कार्यकारणयोः पूर्णतेव । 


औैकेव ७. ..._ | कार्य-कारणकी पूर्णता ही है।यह एक 
सा चैकैव पूर्णता कार्यकारणयो- | पर्णता ही कार्य-कारणके भेदसे कही 


भैदेन व्यपदिश्यते । एवं च | जाती है | इस प्रकार द्वैतादैतरूप 
द्वेताद्वैतात्मकमेकं ब्रह्म । एक ही ब्रह्म है | 

यथा किल ससुद्रो जलतरद्गन-| जिस प्रकार समुद्र जल-तरब्न- 
फेनबुद्वुदाद्यात्मक एवं | यथा | फेन-बुद्बुदादिरू्प ही है, और 
च जलं सत्यं तदुद्भवाश्व तरज्ज- | उसमें जेसे जल सत्य है, उसी प्रकार 
फेनबुद्वुदादयः समृद्रात्मभृता | उससे होनेवाले आविर्भाव-तिरोभाव- 
एवावि्भाबतिरोभावधमिंणः पर- | धर्मों तरग फेन एव बुढ्ुदादि भी 
मारथसत्या एवं। एवं सर्वेमिदं | समुद्ररूप और परमार्थ सत्य ही हैं । 
द्वेत॑ परमार्थसत्यमेव जलतरड्भादि- | इस प्रकार यह जल्तर्ञादिस्थानीय 
स्थानीयम्‌, समुद्रजलस्थानीयं तु | सारा द्वैत परमार्थ सत्य ही है और 
पर चह्ष । पर्रह्म तो समुद्रके जलस्थानीय ही है। 

एवं च किल द्वतस्थ सत्यत्वे 
कर्मकाण्डस्थ प्रामाण्यम्‌, यदा 
पुनरदँत॑ द्रेतमिवाविद्याकृतं मग- 
तृष्णिकावदनृतम्‌, अद्वेतमेव पर- 
मार्थतः, तदा किल क्मकाण्डं 
विषयाशाचादप्रप्ताणं भवति । 
तथा च विरोध एवं खात्‌--वेदे- 
कदेशभूतोपनिषत्‌ प्रमाणम्‌, 


इस प्रकार दतके सत्य होनेपर 
ही कर्मकाण्डकी प्रामाणिकता द्वो 
सकती है | जब द्वेत केवल द्वेत-सा 
तथा अविद्याकृत और मृगतृष्णाके 
समान मिथ्या है, परमार्थत अद्वेत 
ही सत्य है-ऐसा कहते हैं. तब तो 
अपने विषयका अभाव हो जानेके 
कारण कर्मकाण्ड अग्रामाणिक ही हो 
जाता है। और ऐसा माननेपर पर- 
मार्थ अद्वेत वस्तुका प्रतिपादन करने- 


अ-०+>++--- 3 च ख डड'त-झऊफकओनीसीकवइधचक्‍िफघचस_तखतखफघफ)-_ तन ततततत3तत.लवतलततवलल..8......ज>तीतत -+++++.+__४++++_++++++7+ 7 +++5++++7+ 








प्राक्षण * ] शाइरभाप्याथ श्श्ध् 
९. «९६७. ७०८२६... बस -ा( 9 ०८२२० -९य७० ब्वरार नर्ति2- बा ०८६२2 जम 
प्रमाधहवैतवस्तुप्रतिपादकत्वात्‌ : | वाली होनेके कारण बेदकी एक 
देशभूत उपनिपर्दे तो प्रामाणिक है 
किन्तु असत्‌ द्वेतविषयक ऐनेसे 
विपयत्वात्‌ । तह्िरोधपरिजिद्दी- कर्मकाण्ड अप्रामाणिक ऐ-यह विरोध 


४ व हे अनित्रार्य होगा, अत: उस बिरोधका 
पया श्रुत्येतदुक्त | वेरिशर अरगेको कस्ताओ ही शा: 


अपग्रमाणं कमकाण्डम्‌, असद्द्वेत- 


का भू 
समुठके समान यह कार्य-कारणकी 
सत्यता बनलायी है | 


[0 शी 


सत्यत्वं समुद्रवत्‌ 'पूर्ण मद” इत्या- क्‍ मद.” हत्यादि मन्त्रद्वारा श्वतिने 
दिनेति । । 
॥ 


तदसत्‌, विशिष्टविषयाप-| पिजान्ती-ऐसा कम ढक 
रितिक हीय॑ | नहीं, क्योंकि [ निविशेष ब्रह्ममें ) 
चादविकल्पयोस्संभवात्‌ | न होय॑ | एके पिपवभूत अपवाद और 
ली विकन्प त्र रा 
सुविवक्षिता कल्पना, कसात्‌ ! । कन्प सम्भ हा । [ आपकी ] 
७... | ह कच्पना सुविवक्षित (युक्तियुक्त ) 
यथा क्रियाविषय उत्सगंम्राप्तस्थे- | नहीं है | क्‍यों *-. जिस प्रकार 
क्रियाके विषयमें उत्सगगसे (सामान्यतः) 
प्राप्त किसी क्रियाका क्रिसी एक 
“अहिसनू्‌ सर्वेभृतान्यन्यत्र तीर्थे- | “मम [ विशेष अर आर 
कर दिया जाता है; जसे “शतीर्थों 
भ्यः?! (छा० 3०८ । १५। १) | ( पुण्यकर्मो ) को छोडकर अन्‍्यत्र 
सभी प्राणियोंकी हिंसा न करता हुआ”? 
इस वाक्यमें जिस सब प्राणियोकी 
निवारिता, तीर्थे विशिष्टविपये | की सामान्यतः निवारण किया है 
उसकी तीथ यानी विशिष्ट बिपय--ज्योति- 
ज्यातिशमादावनुज्ञायते; न च॒ | शेमादि यज्ञोंमें अनुज्ञा दी जाती है |% 


कदेशेष्पवादः क्रियते, यथा 


इति हिंसा स्बेभतविषयोत्सगेंण 





# वास्तवमे इस श्रुतिके द्वारा कही भी दिसाका विधान नहीं प्राप्त होता है | 


इसके द्वारा तो सव्र अहिंसाका ही आदेश किया गया है। छान्‍्दोग्य-उपनिपदमें 
वृ० उ० १४७--१४८ 





११७० वृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्यार्ई>:- नई: नरक, वाई लि: नया: न्याई 22:2७. नाई ०2:0७. "आई 3:22 व :22७ “या: ०3४७ ई>-2स्‍७- चई>पक- 
तथा वस्तुक्षिय इहादतं ब्रह्मों- | वेसा उस प्रकार वस्तुके विपयमें यहाँ 
सामान्यत अद्वेत ब्रह्मका ग्रतिपादन 

त्सगेंण ग्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशे- | कर फिर उसके किसी एक देखमें 
ब्रह्मका अपवाद ( बाघ ) नहीं किया 


5पबदितु शक्‍्यते, ्रह्मणो5हवैतत्वा- जा सकता, क्योंकि अहत होनेके 
देवैकदेशासुपपत्ते कारण ब्रह्मका कोई एक देश नहीं 
बकदेशालुपपत्तेः 
देवकदेशालुपपत्तेः । लक] 

तथा विकल्पानुपपत्तेश्व ।। इसी प्रकार विकल्प न हो 


सकनेके कारण भी ऐसा होना असम्मव 
है। जिस प्रकार “अतिरात्रयागर्मे 
नातिरात्रे पोडशिनं गृह्माति! इति | षोडशीको ग्रहण करे? “अतिरात्रयागमें 
षोडशीको ग्रहण नहीं करे? इस प्रकार 
ग्रहण और अग्रह्मण पुरुषके अधीन 
विकरुपो भवति; न त्विह तथा वस्तु-| होनेके कारण उनमें विकल्प हो 
सकता है, उस प्रकार यहाँ वस्तुके 
इ्ति कप हर 
विषयमें 'वह द्वेत हो अथवा अद्वैत 
विकल्प: संभवति, अपुरुषतन्त्र- | हो? ऐसा विकल्प नहीं हो सकता, 


यथा 'अतिरात्रे पोडशिन॑ गृह्नाति' 


ग्रहणाग्रहणयोः पुरुषाधीनत्वादू | 


विषये 'द्वेत॑वा स्यादह्वत वा! 





श्रीशकराचार्यजीने “अन्यत्र तीर्थम्यः? की व्याख्या इस प्रकार की है--“मिक्षानिमित्त- 
मटनादिनापि परपीडा स्थादित्यत आह--अन्यत्र तीर्थेम्यः। तीथे नाम शासत्रा- 
नुशाविषयस्ततोडन्यत्रेत्यर्थ: |! इसका भाव इस प्रकार है--मिक्षाके लिये घूमने 
आदिसे भी तो दूसरोंको पीड़ा पहुँच सकती है; इसके निवारणके लिये कहा-- 
अन्यत्र तीर्थेम्य, । जो शास््राज्ञाका विषय हैं अर्थात्‌ जिसके लिये शास्त्रकी आज्ञा हैं, 
डस कर्मको करते हुए! यदि किसीको अनायास कष्ट पहुँच जाय तो उसके लिये कोई 
दोष नहीं होता । यदि ऐसी बात नहीं होती तो मिक्षाय्नका दृष्टान्त नहीं दिया 
जाता । मिक्षाटनमें किसीकी हिंसा नहीं की जाती, अनजानमें पेरसे दबकर किसी 
जीवको कष्ट पहुँचनेकी सम्भावनामात्र रहती है। 

१ विकल्प इस प्रकार है, 'क्चिद्‌ अतिरात्रे घोडशिन ग्रह्माति क्तचिदू न 
गह्माति? अर्थात्‌ “कहीं अतिरात्र्म घोडशीको ग्रहण करे ओर कहीं न करे ।? 





ब्राह्मण ९ ] 


शाह रसाष्याथे 


११७१ 


त्वादात्मवस्तुन; विरोधान् देता- 
द्वेतत्वयोरेकय । तसान्न सुवि- 


वक्षितेयं कल्पना । 


श्रुतिन्यायविरोधाब--सेन्धव- 
घनवत्‌ प्रज्ञानेकरसघनं निरन्तर 
पूर्वापरबाह्मास्यन्तरभेद्विवर्जितं 
सबाह्याभ्यन्तरमजं नेति लेत्यस्थूल- 
मनण्वहस्वमजर्ममयमसतसू-- 
इत्येबमादया: श्रुतयो निश्चिताथोः 
संशयविपयोसाशझ्ारहिताः सवा: 
सम्द्रे प्रक्षिप्ताः स्युरकिश्ित्कर- 
त्वात्‌। 


तथा न्यायविरोधो5पि साव- 


यवस्यानेकात्मक्य क्रियावतो 


नित्यत्वानुपपत्ते: । नित्यत्वं 
चात्मनः स्पृत्यादिद्शनादनु- 


मीयते । तह्िरोधश्व प्रामोत्य- 


क्योंकि आत्मतत्त पुरुषके अधीन नहीं 
है । इसके सिवा एक ही वस्तुका 
द्वेताहेतरूप होना विरुद्ध भी है। 
इसलिये यह कल्पना सुविवक्षित 
नहीं है । 

श्रुति और युक्तिसे विरुद्ध होनेके 
कारण भी ऐसा कहना ठीक नहीं 
है । 'सैन्धवघनके समान प्रज्ञानैक- 
रसघनखरूप निरवकाश तथा पूर्चापर 
ओर बाह्यभ्यन्तरभेदसे रहित है? 'स- 
बाह्याभ्यन्तर अज है? भनेति नेतिः 
'अस्थूल, अनणु, अहख, अजर, अभय 
और अम्नत है? इत्यादि श्रुतियाँ, जो 
निश्चिताथ और संशय-विपर्यय एवं 
शड्ढासे रहित हैं, सारी ही समुद्रमें 
डाल देनी होंगी; क्योंकि रहकर भी 
वे कुछ कर नहीं सकतीं । 


इसी प्रकार युक्तिसे भी विरोध 
आता है, क्योंकि सावयव, अनेका- 
त्मक और क्रियाबान्‌ पदार्थका नित्य 
होना सम्भव नहीं है । और स्थृति 
आदि देखनेसे आत्माके नित्यत्वका 
अनुमान होता है | उसका अनित्यत्व 
माननेपर उस युक्तिसिद्ध नित्यत्वसे 
विरोध ग्रात्त होता है | [ और यदि 


आत्माका अनित्यत्व खीकार भी किया 


नित्यत्वे, भवत्करपनानथेक्य॑ च; | जाय तो सी ] आपकी कल्पना व्यर्थ 


११७२ बृद्ददारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
नव: बक >2स्‍% वन्य :000- "क:2:७ “या: "कई ८22७ ब्यई ००2२७. कई ३:27. व्याए: १:७७ न्याए २८2: "या २2: व्यय 
स्फुटमेव चासिन्‌ पक्षे कम- | ढी ठदरती है । इस पक्षमें कर्म- 

काण्डकी व्यथ्थता स्पष्ट ही है, क्योंकि 
काण्डानथेक्यम; अकृताभ्यागम- | [ आत्माको अनित्य माननेपर ] बिना 
कियेकी प्राप्ति और किये हुएका नाश 

कृतविग्रणाश प्रसड्भात्‌ । होनेका प्रसग उपस्थित होगा । 
ननु ब्रह्मणों दवेताद्वेतात्मकत्वे | पूर्व ०-किन्तु ब्रह्मके द्वैतादैतरूप 
समुद्रादिच्शन्ता विध्न्ते, कथ- | होनेमें समुद्रादि दृष्न्त विद्यमान हैं, 
मुच्यते भवतेकस्य द्वेताद्देतत्वं | किर आप ऐसा कैसे कहते हैं कि 
विरुद्धमिति | एकका द्वेताद्रेतरूप होना विरुद्ध है 


न, अन्यविषयत्वात्‌ | नित्य- | पिद्धान्ती-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि [ हम जो विरोध दिखलाते 
हैं ] उसका विषय दूसरा है | हमने 
नित्य और निरवयव वस्तुके विषयर्मे 
द्वेतादेतका विरोध बतलाया है, 
सावयव कार्यके विषयमें नहीं | अत, 
श्रुति-स्ति और युक्तिसे विरोध 
होनेके कारण यह कल्पना अनुचित 
है। इस कल्पनाकी अपेक्षा तो 
उपनिषद्‌का परित्याग कर देना ही 

अच्छा है । 


निरवयव॒वस्तुविषय हि विरुद्धत्व- 
मवोचाम द्वेतादैतत्वस्य, न कार्ये- 
विषये सावयवे । तसाच्छृति- 
स्पृतिन्यायविरोधादलुपपन्नेय॑ 


करपना; अस्या; करपनाया चबर- 


मुपनिषत्परित्याग एवं । 


सावयव ब्रह्मका ध्येयरूपसे 
उपदेश न होनेके कारण भी यह 
कल्पना शास्रका तात्पय॑ नहीं हो 
सकती | जो जन्म-मरणादि सैकड़ों- 
सहर्त्ों अनर्थरूप भेदसे सम्पन्न और 
समुद्र एवं वनादिके समान सावयव 
तथा अनेक रस है, ऐसे ब्रह्मका श्रुति- 


अध्येयत्वाच्च न शात्तार्थय॑ 
कल्पना । न हि जननमरणाइन- 


थेशतसहस्रभेद्समाकुल॑ समुद्र 


वनादिवत्‌ सावयवमनेकरसं ब्रह्म 


ब्राह्मण ९ै ) शाइरभाष्याथे ११७३ 
अर: 2,७ न: 2:22 बकॉ2::७ "वॉर चाई 22%, च्याई ५2७. बॉ: एफ नए वन्य: नए >- 2७. न: 
ध्येयत्वेन विज्येयत्वेन वा श्रुत्योप- | दारा ध्येय या ज्षेयरूपसे उपदेश नहीं 

दिश्यते । दिया जाता । 


प्रज्ञाषनतां. चोपदिशति, |. इसके सिवा श्रुति उसकी प्रज्ञान- 
| घनताका भी उपदेश देती है तथा 

“एक्पैवाजुद्रष्व्यम्‌!! (बर० उ० 
ध ' ऐसा भी कहती है कि “उसे निरन्तर 
४।४। २० ) इति च; अनेक- ' एक प्रकार ही देखना चाहिये ।” 


धादर्शनापवादाज्--“मृत्यो! स | /जो यहों नानावत्‌ देखता है वह 
आस मृत्युसे मृत्युको प्राप्त होता है” इस 

मृत्युमाप्नोति य इृह नाने | प्रकार अनेकरूप देखनेकी निन्‍्दा की 
पश्यति”” (४। ४७। १९ ) इति। | जानेसे भी यही सिद्ध होता है । और 
यद्य शरुत्या निन्दितं तन्न कर्त- | जिसकी शुतिने निन्दा की हो वह 
' कर्तव्य नहीं हो सकता तथा जो 

व्यम्‌, यद्व न क्रियते न स शा- | किया नहीं जाता वह शाद्रका तात्पय॑ 


खाथे;, ब्रह्मणो 5नेकरसत्वमनेक- नहीं हो सकता । ब्रह्मके द्वेतरूप 
कह अनेकरसत्व और नानात्वकी निन्‍्दा 
घात्व॑ च इंतरूप निन्दितत्वान्न की गयी है, इसलिये उसे ब्रह्ममें नहीं 
इरष्टव्यमू; अतो न शात्राथे; | | देखना चाहिये, अतएवब वह शात्रका 
सर्मकरसत् तात्परय नहीं है | ब्रह्मकी जो एक- 

रत ब्रह्मण; तदू द्रष्टन्य- | 
हे 5 औक रसता है, वही द्रषटन्य होनेके कारण 
त्वातू प्रशस्तम्‌, **४व | प्रशस्त है और प्रशस्त होनेके कारण वह 
शास्रार्थो भषितुमहेति । शाखका तात्पय भी हो सकती है। 
यत्तक्त॑ वेदेकदेशस्याप्रामाण्यं। और ऐसा जो कहा कि द्वैतका 
अभाव होनेके कारण वेदके कर्म- 
विषयक एक भागकी तो अप्रामाणि- 

(३ देतामावादद्वैते 

कर्मविषये द्वेतामाबादद्वैते च कता हो जायगी और अश्वैतविषयमें 


प्रामाणिकता होगी, सो ऐसी बात भी 
प्रामाण्यमिति तन्न; यथाप्राप्तोप- | नहीं है, क्योंकि शात्र तो यथाग्राप् 





११७४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्क(>2 9 नव 7234 न गेट. ब्यग:2%- रद: नाईक ब्क--226.. वाई <>:2:% व्याई 222० «०:८<:१७- व्याए: न, "या: 


देशार्थत्वात्‌ । न हि द्वेतमद्वेतं वा 
वस्तु जातमात्रमेव पुरुषं ज्ञाप- 
यित्वा पश्चात्‌ कमे वा बह्मविद्यां 
वोपदिशति शाखत्रम्‌ । 

न चोपदेशाह द्वेतम्‌; जात- 
मात्रप्राणिवृद्धिगम्यत्वात्‌ । न च 
द्वैतययानृतत्ववुद्धि! .प्रथममेव 
कस्चित्‌ खात्‌, येन द्वेतस्थ 
सत्यत्वमुपदिश्य.. पश्चादात्मनः 
प्रामाण्यं प्रतिपादयेच्छास्रम । 
नापि पापण्डिमिरपि प्र्मापिता; 
शास्र्ख प्रामाण्यं न गृहीयुः | 

तसादू यथाप्राप्तमेव देत- 
मविद्याकृत॑ खामाविकमुपादाय 
खाभाविक्येबाविद्यया. युक्ताय 
रागह्रेपादिदोपवते यथापिमत- 
पुरुषाथंसाधनं. कर्मोपदिशत्यग्रे 
पश्चात्‌ प्रसिद्धक्रियाकारकफ्ल- 
खरूपदोषदर्शनवते तह्विपरीतौदा- 


वस्तुका उपदेश करनेके लिये है। 

जन्म लेते ही किसी पुरुषको ्वत या 
पे 

अद्वगैत-तत्तका वोध कराकर फिर 

उसे कर या ब्रह्मविद्याका उपदेश 

शास्त्र नहीं कर देता | 


इसके सित्रा द्ेत तो उपदेशके 
योग्य है भी नहीं, क्योंकि वह तो 
प्रत्येक जन्मघारी जीवकी बुद्धिका 
विपय है । आरम्मसे ही किसीकी 
द्वेतमें मिध्यात्ववुद्धि नहीं होती, 
जिप्से कि शाख उसे द्वेतका सत्यत्व 
समझाकर फ़िर अपनी प्रामाणिकता- 
का प्रतिपादन करे | तथा [बौद्धादि] 
पाखण्डियोंद्वारा श्रेयोमार्गमें प्रव्त्त किये 
हुए शिष्यगण भी गाद्बका प्रामाण्य 
खीकार न करें--ऐसी वात भी 
नहीं है। 


अत, अवियाक्ृत , यथाप्राप्त खा- 
भाविक द्वैतको ही ग्रहणकर जो 
खाभात्रिकी अविद्यासे युक्त और राग- 
देषवान्‌ है, उस पुरुषको जार पहले 
उसके अमिमत कममरूप पुरुपार्थके 
साधनका उपदेश करता है। पीछे जो 
प्रसिद्ध क्रिया, कारक और फलखरूप 
कर्ममें दोष देखनेवाछा तथा उससे 
विपरीत उदासीनरूपसे स्थितिरूप 


ब्राह्मण ९१ ] 


शाइरभाष्याथे 


श्श्ज५ 


ब्किटिक ब्कर्टनियेक बलि: नरक, नाई 3:22४७- बाई ०८23७ व्यई( 22७७. «कर्ज... ग0३७. ब्याह: ८. व्या: वन्य. 


सीन्यखरूपाव्थानफलार्थिने त- 
दुपायभृतामात्मेकत्वदशनात्मिकां 
ब्रह्मविद्यासुपदिशति। अथेव सति 
तदोदासीन्यखरूपावाने फले 
प्राप्ते शास्र्य प्रामाप्यं ग्रत्यर्थित्व॑ 
निवतंते । तदभावाच्छाद्नीयापि 
शास्रत्व॑ त॑ ग्रति निव्तंत एवं । 
तथा ग्रतिपुरुष॑ परिसमाप 
शास्रमिति न शास्रविरोधगन्धो- 
अप्यस्ति, अद्वेतज्ञानावसानला- 
च्छाद्नशिष्यशासनादिद्देतभेदस्य | 
अन्यतमावखाने हि. विरोधः 


स्ादवखितस्य,इतरेतरापेक्षत्वात्त 


शास्रशिष्यशासनानां नान्यतमो 
अप्यचतिष्ठते | सबेसमाप्ती तु कस 
विरोध आशइचेताह्षैते केवले 
शिवे सिद्धे ? नाप्यविरोधता अत 
एव | 
अथाप्यस्युपगम्य 





कस 
हो 


फलका इच्छुक होता है, उसे ही 
वह उसकी उपायभूता आत्मैकतल्व- 
दर्शनरूपा ब्रह्मविद्याका उपदेश करता 
है | फिर ऐसा होनेपर उस औदा- 
सीन्यखरूपमें स्थितिरूप फलकी प्राप्ति 
हो जानेपर शात्नके प्रामाण्यके प्रति 
आकाक्षाकी निद्ृत्ति हो जाती है । 
उसका अभाव हो जानेपर उसके 
लिये शात्रका शाख्रत्व भी निवृत्त हो 
ही जाता है | 


इस प्रकार प्रत्येक पुरुषके प्रति 
शाञ्रका प्रयोजन पूरा हो जाता है, 
इसलिये शात्रके तिरोधकी तो गन्ध 
भी नहीं है, क्योंकि शास्त्र, शिष्प और 
शासनादि द्वेतमेदकी तो अ्वैतज्ञान 
होनेपर समाप्ति हो जाती है | यदि 
इनमेसे कोई भी रह जाता तो उस 
रहे हुएका विरोध रहता । किन्तु ये 
ब् शिष्य ओर शासन तो एक- 
दूसरेकी अपेक्षा रखनेवाले हैं, इस- 
लिये इनमेंसे कोई भी स्थित नहीं 
रहता | इस प्रकार सबकी समाप्ति 
हो जानेपर तो एकमात्र, शिवखरूप 
निन्यसिद्ध अद्वेतमें किसके विरोधकी 
आशशज्का की जाय: और इसीसे उसका 
किसीसे अविरोध भी नहीं है | 
, अब हम ब्ह्मको द्वेताद्रेतरूप मान- 


हि. आन 


११७८ चृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
>रक0७, "रपट, बन: "आर बलि नव >:22 बकई>:22४ जाई (८220 “्याई ०: अक- नाईक 2७ ५०८५०-2:.. व्याई ०-2. 
[ परमात्मा ] है. । “जिसमें वायु रहता है, वह आकाश ही ख है'-ऐसा 
कौरवयायणीपुत्रने कहा है । यह ओड्डार वेद है-ऐसा ब्राह्मण जानते 


हैं, क्योंकि जो ज्ञातव्य है, उसका इससे ज्ञान होता है || १ ॥ 


3» ख॑ ब्रक्मति मन्त्रोष्यं 
चान्यत्राविनियुक्त इह त्राह्मणेन 


5» ख ब्रह्म यह मन्त्र है। 
इसका कहीं अन्यत्र विनियोग नहीं 


' हुआ, यहाँ ब्राह्मण इसका ध्यान- 


ध्यानकर्मणि विनियुज्यते | अत्र 
च ब्रह्मेति विशेष्यामिधानं 
खमिति विशेषणम्‌ । विशेषण- 
विशेष्ययोश्व॒ सामानाधिकरण्येन 


निर्देशों नीलोत्पलवत्‌ खं त्रह्मेति। , 


त्रह्मशब्दी बृहद्वस्तुमात्रास्पदो- 
इविज्येषितः, अतो विशेष्यते खंं, 
ब्रह्मेति | ह 
यत्तत्‌ खं त्रह्म तदोंशब्दवाच्य- | 
मोंशब्दखरूपमेव वा, उमयथापि 
सामानाधिकरण्यमविरुद्धम्‌ । इह 
च ब्रह्मोपासनसाधनत्वाथमों शब्दः 
प्रयुक्तः। तथा च श्रुत्यन्तरात्‌ू-- 
“एतदालम्बनं श्रेष्ठमेतदालम्ब्न 
परम” ( क० उ० १॥२। 
१७) “ओमित्यात्मानं युज्नीत” | 


कर्ममें विनियोग करता है । इसमें भी 
ब्रह्मः यह विशेष्य नाम है और 
'खम्‌? यह विशेषण है| इस प्रकार 
पतील कमछ?! के समान “ख ब्रह्म! इस 
विशेष्य और विशेषणका यहाँ समा- 
नाधिकरण खरूपसे निर्देश किया गया 
है | काई विशेषण न होनेपर भ्रह्म 
शब्द बृहत्‌ वस्तुमात्रका वाचक है, 
इसलिये इसे 'खं ब्रह्म इस प्रकार 
विशेषित किया जाता है | 

वह जो ख ब्रह्म है वह 3“ शब्द- 
वाच्य है अथवा 3» शब्दखरूप ही 
है, दोनों ही प्रकार इनके समाना- 
घिकरणलमें कोई विरोध नहीं आता । 
यहाँ व्रह्मोपासनाके साधनार्थ होनेके 
कारण ३» शब्दका प्रयोग किया 
गया है । ऐसा ही “यह श्रेष्ठ आल- 
म्बन है, यह उत्कृष्ट आल्म्बन है”, 
८४३» इस प्रकार उच्चारण कर चित्त- 





१ जिन पदोकी विभक्ति; वचन ओर लिज्ञ एक-से हों; वे 'समानाधिकरणः होते 
हैँ यहाँ 'ख” और “त्रह्माः-दोनों ही गब्दोंमें प्रथमा विभक्ति, एकवचन और नपुसक 


लिज्ज हैं । 


च्राह्मण ९ ) शाइरभाष्याथे ११७९ 

(22 ब्वर:3 ब्य 2० नर 22०० ब्यॉ० ब्यपी- नरिए. ०६५२2 «९२० ४९22० बॉ: बा: 
( महानारा० २४ । १ ) “ओ- | को संयत करे”, “3० इस अक्षरके 
मित्येतेनेवाक्षरेण प्र पुरुषममि- द्वारा ही पर्रह्मका भ्यान करे”, 


ध्यायीत”! (प्र० उ० ५।५ ) | ३» इस प्रकार आत्माका ध्यान करो" 


“ओमित्येव॑ ध्यायय आत्मानम्‌”! | ४ | 
(मु० 3० २। २। ६) इत्यादे: । इ्यादि अन्य श्रुतियोंसे सिद्ध होता है। 


सं किक कर व्रां उप देशका न की 
अन्याथासंमवाब्चोपदेशस्य-- ब्सकै प्ित्रा इस उपदेशका कोड़ 
8 दूसरा अर्थ सम्भव न होनेसे भी उसे 

यथान्यत्र “ओमिति शंसत्यो- | हल आम 
मित्युद्वायति!! (छा० उ० १। , जिस प्रकार “3० ऐसा कहकर 
जात्रपाठ करता है, 3» ऐसा कह- 
कर उद्घान करता हैं!” इत्यादि सल्ममे 
रम्मापवर्गयोश्रोझ्टारप्रयोगो विनि- द्वनियोगते खाध्यायके आरम्भ और 


योगादवगम्पते, न च तथार्थान्त- , सन्‍्तमें ओद्भारका प्रयोग त्िदित होता 


। 


रमिहाबगम्यते । तस्राद्‌ ध्या-| / के  चिका कई 
ध न्तर ज्ञात नहीं होता | अतः 


नसाधनल्वेनेवेहोड्टारशव्दस्योप- , यहों व्यानके साधनरूपसे ही ओद्धार 
देश शब्दका उपदेश किया गया है । 
यद्यपि त्रह्मात्मादिशव्दा ब्रह्म |. यद्यपि अह्म' और “आत्मा? आदि 


शब्द ब्रह्मके वाचक हैं, तथापि श्रति- 
णो बाचकास्तथापि श्रुतिप्रामा-|  + जे तषक हैं, तथापि हृति 
। प्रामाण्यसे त्रह्मका अत्यन्त समीपत्रर्ती 


ग्याद्‌ ब्रह्मगा नांदठ्प्ास्रधान- ( प्रियतम ) नाम ओड्डार है । इसीसे 
मार; । अत एवं त्रह्मप्रांत- | यह ब्रह्मकी प्राप्तिमें परमसाधन है । 
पत्ताविदं पर॑ साधनम्‌ । तत्च | वह साधन भी दो प्रकारसे है--- 
डिप्रकारेण प्रतीकत्वेतामिधान-| ते जौर नामरूपसे | प्रतीक- 
त्वेन च। प्रतोकत्वेन यथा रुपसे, जेसे--विष्णु आदिकी प्रति- 

| माओंका विष्णु आदिके साथ अभेद- 
विष्णवादिप्रतिमाभेदेनेवमोडूरो | रूपसे चिन्तन किया जाता है, उसी 


१।| ०९) इत्येवमादों खाध्याया 


११८० 


चृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्करट लि फ व लिट 2 नई 220 ब्याई:अ2 बिक व्यय बाई ३:2७ न्यईटअक नम पक नया स्‍क न््पगिट:क.- 


ब्रह्मेति प्रतिपत्तव्यः । तथा ह्योझ्ञा- 
राल्म्बनस् ब्रह्म प्रसीदति-- 
“एत॒दालम्बनं श्रेष्ठ- 
मेतदालम्बनं परम्‌ | 
एतदालम्बनं ज्ञात्वा 
ब्रह्मलोफे महीयते 
(क०उ०१।२१७) इति श्रुतेः। 
तत्र खमिति भौतिके खे प्रती- 
तिर्मा भूदित्याह--खं पुराणं 
चिरन्‍तनं खं परमात्माकाश- 
मित्यर्थ: । यत्तत्‌ परमात्माकाशं 
पुराणं ख॑ं तचश्लुराद्यविषयत्वानि- 
रालम्बनमशक्यं ग्रहीतुमिति श्रद्धा - 
भक्तिम्यां भावविशेषेण चोझ्ार 
आवेशयति । यथा विष्ण्वड्राह्लि- 
तायां शिलादिय्रतिमायां विष्णु 


लोक एवम्‌ | 
वायुरं खं वायुरसिन्‌ विद्यत 


इति चायुर॑ खं खमात्र॑ खमित्यु- 


प्रकार 'ओॉंकार ही ब्रह्म है? ऐसा 
चिन्तन करना चाहिये | इस प्रकार 
ओड्डार जिसका आलम्बन है, उससे 
ब्रह्म प्रसन्न होता है, जेसा कि “यह 
श्रेष्ठ आलम्बन है, यह परम आलम्ब्नन 
है, इस आलम्बनको जानकर उपासक 
ब्रह्मतोकमें पृजित होता है,” इस 
श्रुतिसे सिद्ध होता है | 


यहाँ 'खम? इससे भौतिक आकाश 
न समझ लिया जाय--इसलिये श्रुति 
कहती है--.'खं पुराणम'---सनातन 
आकाश अर्थात्‌ परमात्माकाश | वह 
जो परमात्माकाशरूप पुरातन आकाझ 
है, वह चक्षु आदिका विषय न 
होनेके कारण निरालम्बनन है ओर 
ग्रहण नहीं किया जा सकता, इस- 
लिये श्रुति श्रद्धाभक्तिपूवक भाव- 
विशेषके द्वारा उसका ओड्डारमें 
आवेश करती है | जिस प्रकार छोक 
विष्णुके अंगोंसे अद्धित शिलादिकी 
प्रतिमार्मे विष्णुका आवेश करता है, 
उसी प्रकार यहाँ समझना चाहिये। 

धायुरं खम?-जिसमें वायु रहता 
है, ऐसा यह वायुर ख अर्थात्‌ 
आकाशमात्र ही 'खम?ः इस पदसे 
कहा जाता है, सनातन आकाश 


च्यते न पुराणं खमित्येवमाह | नहीं--ऐसा कहा है । वह कहने- 


ब्राह्मण १ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


११८१ 


र<:22७. ई<>:20. बह 0:0७, ८2१... ९८2. ९२:24. ९<८2:.. ९3:22. चबईड<:20 "कई बन 


स। कोञ्सो १ कौरव्यायणीपुत्रः। 
वायुरे हि खे मुख्यः खशब्दव्य- 
वहारः, तसान्मुख्ये संग्रत्ययो 
युक्त इति मन्यते | 


तत्र यदि पुराणं ख॑ं ब्रह्म 
निरुपाधिखरूप॑ यदि वा वायुरं ख॑ 
सोपाधिक त्रह्म सर्वथाप्योड्ारः, 


प्रतीकत्वेनेव प्रतिमावत्‌ साधनत्व॑ 


वाला कौन है !--कौरब्यायणीपुत्र | 
ख शब्दका मुख्य व्यवहार वायुर 
आकारमें ही है, अतः [गौणं॑- 
मुख्य न्यायसे ] इसका मुख्य अर्थमें 
ही प्रत्यय मानना उचित है-ऐसा 
वह मानता है । 

सो यहाँ 'खमः इस पदका 
अभिप्राय. सनातन आकाशरूप 
निरुपाविक ब्रह्ससे हो या वायुर 
आकाशरूप सोपाधिक ब्रह्मसे, सभी- 
प्रकार प्रतिमाके समान प्रतीकरूपसे 


अतिपद्यते--“एतद्‌ वै सत्यकाम | दी ओझ्लारकी साधनता सिद्ध होती 
पर चापर॑ च ब्रह्म यदोड्टारः” | है, जेसा कि “हे सत्यकाम ! यह 


(प्र० उ० ५ | २) इति श्रुत्य- 
न्तरातू । केवल खशब्दार्थे 
पिग्रतिपत्ति: | 
वेदोध्यमोज्ारो वेद विजञा- 
नात्यनेन यू वेदितव्यम् । 
तसाद्‌ वेद कारों बाचको- 
| तेनामिधानेन यद्‌ 
वेदितिव्यं त्रह् प्रकाश्यसानममि- 
वयम ने वेद साधको विजा- 


वर 


कार्यसम्पत्यय 


१. गौणमुख्ययोमु्ये 
ही कार्यकी सम्यक्‌ प्रतीति हे 
० 


जो ओझ्भार है यही पर और अपर 


ब्रह्म है १9) 


होता है 


इस दूसरी श्रुतिसे सिद्ध 
| यहाँ जो मतभेद है, वह 


' तो 'खः शब्दके अर्थमें ही है । 


यह ओड्डार वेद है | जो वेदि- 
तव्य है, उसका जिससे ज्ञान हो उसे 
वेद! कहते हैं । अतः ओड्डार वेद 
वाचक यानी नाम है | उस नामसे 
जो वेदितव्य-प्रकाशित होनेवाल 
अर्थात्‌ कहा जानेवाला ब्रह्म है, उसे 
साधक जानता यानी उपलब्ध करता 


ः--गौण ओर मुख्य--इनमेंसे मुख्यमें 
इस न्यायके अनुसार मुख्य अर्थमें प्रतीति 


११८२ 
चर ०८२२७ ९2 ९2७ ९2९२०. 


नात्युपलभते । तस्राद्‌ वेदो्स- 
मिति ब्राह्मणा विदुः। तसादू 
त्राह्मणानाममिधानत्वेन साधनत्व- 
मशिग्रेतमोड्टनारस्स । 

अथवा वेदोज्यमित्याद्रर्थ- 
वादः । कथमोझ्ारो ब्रह्मणः 
प्रतीकत्वेन विहितः १ ३? खं 
ब्र्मेति सामानाधिकरण्पात्‌ तस्य 
स्तुतिरिदानीं वेदत्वेन | सर्वो 
हय॑ वेद ओड्रार एवं । एतत्प्रभाव 
एतदात्मकः सर्व ऋग्यजुः- 
सामादिभेदमिन्न एप ओड्डारः 
#तदू यथा शह्लुना सर्वाणि 
पर्णानि! (छा० उ० २। २३। 
४) इत्यादिश्रत्यन्तरात्‌ | 

इतथ्ायं वेद 3“कारों यदू 
वेदितव्यं तत्‌ सबब वेद्तिव्यमो- 
ड्ारेणेव वेदेनेनातोज्यमोड्ारो 
वेदः । इतरस्थापि वेदस्थ वेदत्व- 
मत एवं। तस्ादू विशिष्टोष्य- 
मोझ्ारः साधनत्वेन प्रतिपत्तव्य | 
इति । 

अथवा वेदः सः, कोष्सो ! 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 
ब्याई 220 व्याई 22% न्यद्न->, व्याए 3०2: व्यय 220 नाई ० कक. 
है । अत यह वेद है-ऐसा ब्राह्मण 
जानते हैं | इसलिये ब्राह्मणोंको यह 
मान्य है कि ओड्डार अमिवान नाम) 
रूपसे ब्रह्म-साक्षात्कारका साधन है। 


अथवा 'वेदोडयम्‌? इत्यादि वाक्य 
अर्थवाद है। किस प्रकार--ओड्डार- 
का ब्रह्मके प्रतीकरूपसे विवान किया 
गया है ? क्योंकि '3» ख ब्रह्म? इस 
प्रकार उनका सामानाधिकरण्य है । 
अब वेदरूपसे उसकी स्तुति की जाती 
है | यह सारा वेद ओड्डार ही है । 
इससे प्रकट होनेवाला और इसीका 
खरूपभूत यह सब ऋक्‌, यजु और 
सामरूप भेदोंमें विभिन्न हुआ श्रुति- 
समुदाय भी ओड्डार ही है, जेसा कि 
“जिस प्रकार शह्डूसे सम्पूर्ण पत्ते 
व्याप्त रहते हैं?” इत्यादि अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होता है । 

यह वेद इसलिये भी ओड्डार है, 
क्योंकि जो वेदितव्य है, वह सत्र 
इस भोड्डाररूप वेदसे ही जाना जा 
सकता है | अतः यह ओड्डार वेद 
है, इसीलिये इससे भिन्न वेदका भी 
वेदत्व है | उससे विशिष्ट जो यह 
ओड्डार है, इसे साघनरूपसे जानना 
चाहिये । 

अथवा वह वेद है | वह कौन £ 


ब्राह्मण १ ] शाइरसाप्याथे ११८३ 
ब्या्ट:2:22० बा: 24, पट पका रे: कन्या 2022 जा 2? पक ब्याए>८22- जाई 22% ब्य2- 220 एन, "६-29 न्य 2#- 


य॑ ब्राह्मणा विद॒रोह्नारम । ब्राह्म- | जिसे ब्राह्मण ओद्भाररूपसे जानते है, 
णानां ह्यपौ प्रणवोदह्दीथादि- क्योंकि यह ओड्डार ब्राह्मणोंको प्रणव- 


विकस्पैविज्े उद्बीथादि विकल्परूपसे .विज्ञेय 
स्पेविज्ञेयः। तसिन्‌ हि प्रयु- ( उपास्थ ) है। और उसका साधन- 


ज्यमाने साधनत्वेन सर्वो वेद | रूपसे प्रयोग करनेपर सारे ही वेदका 
प्रयुक्तो भचतीति ॥१॥ प्रयोग हो जाता है ॥ १ ॥ 
-ा+++%ा कलह ।+००+ -- 
इति बृह्ददारण्यकोपनिपद्भाष्ये पद्नमाध्याये 
अथमम्‌ (3० ख ब्रह्म? ब्राह्मणम्‌ ॥१॥ 





हितीय ब्राह्मण 
7*ऑडकरफ्टण 7 
प्रजापतिका देव, मनुष्य और असुर तीनोंकी एक ही अक्षर “दसे 
पथक-पृथक्‌ दम, दान और दयाका उपदेश 
अधुना दमादिसाधनत्रय- | अब दमादि तीन साधरनोंका 


विधान करनेके लिये यह आरम्भ किया 
विधानार्थों5यमारम्म :--- जाता है-- 


त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतो पितरि बलह्मचर्यमरूघुर्देवा 
मनुष्या अछुरा उषित्वा ब्रह्मचर्य देवा उल्लुब्रेबीतु नो 
भवानिति तेभ्यो हेतदक्षरम॒ुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ 
इति व्यज्ञासिष्मेति होचुदौम्यतेति न आत्येत्योमिति होवाच 
व्यज्ञासिष्टेति ॥ १ ॥ 


देव, मनुष्य और असुर-इन प्रजापतिके तीन पुत्रोंने पिता ग्रजापतिके 
यहाँ ब्रह्मचर्यवास किया । ब्रह्मचर्यवास कर चुकनेपर देवोंने कहा, “आप 
हमें उपदेश कीजिये |” उनसे ग्रजापतिने “द? यह अक्षर कहा और पूछा 
समझ गये क्‍या ” इसपर उन्होंने कहा, (समझ गये, आपने हमसे दमन 
करो-ऐसा कहा है ।” तत्र प्रजापतिने कहा, 'ठीक है, तुम समझ गये? ॥१॥ 
त्रयाखिसंख्याकाः प्राजापत्याः |. त्रया.--तीन सख्यावाले आजा- 
पत्या:?-पग्रजापतिके पुत्र थे । उन्होंने 
प्रजापतेरपत्यानि ग्राजापत्यास्ते | या किया--पिता प्रजापतिके पास 
कि ग्रजापतों पितरि ब्रह्मचये 4५2 वास 3 
शिष्यत्ववतेअक्नचर्यस भावसे बतेनेवाले पुरुषके जितने ध 
शिष्यत्ववृत्तेत्रह्मचयेस्य॒ ग्राघान्या- उन अल व पवावता हे 


ौिछिष्या: सन्‍्तो त्ह्मचर्यमूषुरुषित-। इसलिये शिष्य होकर उन्होंने अल्म- 


प्राह्मण २ ] शाइरसाष्याथे ११८५ 
20. अर) व क पट बरस”: ये: बयान: बिक व्यसिटपन नए: नर्स: नि पैक 
बन्‍्त इत्यर्थः | के ते ? विशे- | चर्यपूर्वक निवास किया--ऐसा इसका 
पतो देवा मनुष्या असुराथ । तात्पर्य है । वे कौन थे ? विशेषतः 
ते चोषित्वा अह्चये किमकुरवन ? |) और अछुर । उन्होंने 


इत्युच्यते-तेषां देवा उल्डुः ब्रह्मचयपूवंक निवास करके क्‍या 
4 कक उड़! | किया ? सो वतलया जाता है-उनमेंसे 
पित्तरं प्रजापतिस, किमिति १ 


देवताओंने पिता प्रजापतिसे कहा | 
ब्रवीतु कयमतु नः--असम्य॑ 


क्या कहा ” आपका हमारे लिये 
यदनुशासन मवानिति । 


जो अनुशासन हो वह आप कहिये। 
तेम्य एवसर्थिस्यो हेतदक्षर | इस प्रकार प्रार्थना करनेवाले उन 
देवताओंसे प्रजापतिने 'दः यह 
अक्षर--केवल वर्णमात्र कहा | और 
उनसे कहकर पिता प्रजापतिने पूछा, 
समझ गये क्‍या १ अर्थात्‌ मैंने 
उपदेशके लिये जो अक्षर उच्चारण 
किया, उसका अथे तुम समझ गये 
या नहीं ? 


कडी::सजचक्ंंइअ न ॉिॉिीिय«ज:-...>+> “पतन 


वर्णमात्रयुवाच द इति--उक्त्वा 
च्‌ तान्‌ पप्रच्छ पिता कि व्यज्ञा- 
सिष्टा ३ इति मयोपदेशार्थममि- 
हितयाक्षरसाथ पिज्ञातवन्त आ- 
होखिन्न  इति । 


देवा उल्ुः--व्यज्ञासिष्सेति देवताओंने कहा, 'समझ गये, 
विज्ञातवन्तों चयम््‌। यद्ेवमनुच्यतां | दम आपका अभिप्राय जान गये | 
कि मयोक्तम्‌ १ इति; देवा: श्र कस # 08080 
ऊल्च;--दाम्यत--अदान्ता यूय॑ मम जन गे दे हु 
५ द् / "आप हमसे कहते 

खसभावतः, अता दान्ता कार 
0802 बिक हैं दमन करो, तुमलोग खमावसे 
इति नोथ्सानात्य कथयासे | | अदान्त ( अजितेन्द्रिय ) हो, इसलिये 
इतर आह--ओमिति, सम्यगू | दमनशीछ बनो |” इतर ( प्रजापति ) 
व्यज्ञासिशेति ॥ १॥ ने कहा, हाँ, ठीक समझे हो? ॥ १॥| 


+-५७७६७३.-०-...... 
चू० उ० १४९-१७०--. 


११८६ चृहृदारण्यकीपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
बट बा ट220, पी  ब्लसि: ७ नि बई<+-: कई 2०० व्करस52७ ब्प२ 20. एम कट टिक बटन, 


अथ हैन॑ मनुष्या उच्ुरवंबीतु नो भवानिति तेभ्यो/ 
हैतदेवाक्षमर॒वाच द इति व्यज्ञासिष्ठा ३ इति व्यज्ञा- 
सिष्मेति होचुदतेेति न आल्येत्योमिति होबाच व्यज्ञा- 
सिष्टेते ॥ २॥ 


फिर प्रजापतिसे मनुप्योंने कहा, “आप हर्मे उपदेश कीजिये |? उनसे 
भी प्रजापतिने 'द यह अक्षर ही कहा और पूछा, 'समझ गये क्या ” मनुर्ष्षोने 
कहा, 'समझ गये, आपने हमसे “दान करो? ऐसा कहा है | नत्र प्रजापतिने 
'हॉ, समझ गये? ऐसा कहा ॥ २ ॥ 


समानमन्यत्‌ । खमावतों ' इस मन्‍्त्रका अन्य सव अर्थ पूर्ववत्‌ 
| ,.. . है। 'तुम खभावतः लेभी हो इसलिये 
छब्घा यूयमतो यथाशक्ति संवि- यथाशक्ति सविभाग करो-दान दो- 
भजत दत्त--इति नो5स्मानात्य . ऐसा आपने हमसे कहा है। इसके 

हक । सिवा और क्या 

गाली. श्लिंसिति! सिवा आप हमारे हितकी और कर 
किमन्यद्‌ ब्ूर हितमिति | 4 कहेंगे ?-ऐसा मलुष्षोंने 
मनुष्या। ॥ २॥ | कह ॥२॥ 


अथ हैनमसुरा ऊचुर्बबीतु नो भवानिति तेम्यो 
हैतदेवाक्षरस॒वाच द्‌ इति व्यज्ञासिण्टा ३ इति व्यज्ञा- 
सिष्मेति होचुर्दयध्वमिति न आत्येत्योमिति होवाच व्यज्ञा- 
सिष्टेति तदेतदेबेषा देवी वागनुवद॒ति स्तनयित्लुद द द 
इति दाम्यत दत्त द्यध्वमिति तदेततू त्रय< शिक्षेद्म॑ दान 
द्यामिति ॥ ३ ॥ 


फिर ग्रजापतिसे अछुरोंने कहा, 'आप हमें उपदेश कीजिये (! उनसे 
भी प्रजापतिने 'द? यहद्द अक्षर ही कहा और पूछा, 'समझ गये क्या ” 





कह 


न्नाह्मण २ | शाइरभाष्याथ ११८७ 
बॉ: प्रक नई: फेक, जाई: नर: ७ ब्क" प८- बदए#फ च्टप न 22७० जाई 2:22 ज्याई 2:22 न्ये:ट व्याई 2:22 न्र्दफ, 


असुरोने कहा, 'समझ गये, आपने हमसे “दया करो” ऐसा कहा है |? तव 
प्रजापतिने 'हाँ, समझ गये! ऐसा कहा | उस इस प्रजापतिके अनुशासनका 
मेघगर्जनारूपी देवी वाक्‌ आज भी द द द इस प्रकार अनुवाद करती है, 
अर्थात्‌ दमन करो, दान दो, दया करो | अतः दम, दान और दया-- इन 


तीनोंको सीखे || ३ ॥ 

तथा असुरा दयघ्वमिति; 
क्ररा यूय॑ हिंसादिपराः, अतो 
दयध्य॑ प्राणिषु दयां कुरुत-- 
इति। तदेतत्‌ प्रजापतेरनुशासन- 
मदयाप्यनुवर्तत एवं । यः पूर्व 
प्रजापतिर्देवादीननुशशास सो- 
अ्याप्यनुशास्त्येव देव्या स्तनयि- 
स्ुलक्षणया वाचा । कथम 
एपा श्रूयते देवी वाक्‌ | कासौ ! 
स्तनयित्तुद्‌ द द्‌ इति दाम्यत दत्त 
दयध्वम्ित्पेषां वाक्यानामुपलक्ष- 
णाय त्रिदेकार उच्चार्यते5्नुकृतिर्न 
तु स्तनयिस्लुशब्दद्धिरेव संख्या- 
नियम लोकेश्पसिद्धत्वात । 


इसी प्रकार अछुरोने अपना 
अभिप्राय 'दया करो! ऐसा बतलाया, 
क्योंकि तुम क्रूर और हिंसा- 
परायण हो, इसलिये “दयध्वम्‌ः-- 
प्राणियोंपर दया करो |” प्रजापतिके 
इस अनुशासनकी आज भी अबजु- 
तृत्ति होती ही है | जिस प्रजापतिने 
पूर्वकालमें देवादिका अनुशासन किया 
था वह आज भी मेघगर्जनरूपी दैवी 
वाणीसे उनका अनुशासन करता ही 
है | सो किस प्रकार ? क्योंकि यह 
देवी वाक्‌ सुनी जाती है । वह दैवी 
वाक्‌ कया है * 'द द द? ऐसी मेघ- 
गरजना । 'दमन करो, दान दो, 
दया करो? इन वाक्योंको उपलक्षित 
करनेके लिये [ दान, दया, दमनके 
आदि अक्षरोंके ] अनुकरणके रूपमें 
यह तीन बार दकारका उच्चारण हुआ 
है | क्योकि मेघगर्जनका शब्द तीन 
बार ही होता हो--ऐसा संख्याका 
नियम छोकमें प्रसिद्ध नहीं है । 


११८८ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


न्यरि बाप बाप 2 ७ न क, बाकि बे. न कि -+.८०2७.. कडिट७- २ईपमट नऑि- बई<डि22- 


यसादद्यापि प्रजापतिदाम्यत 
दत्त दयघ्वमित्यनुशास्त्येव तसात्‌ 
कारणादेतल्यम्‌ | कि तत्त्रयम्‌ 
इत्युच्यते--दर्म दानं॑ दयामिति 
शिक्षेदुपादयात्‌. प्रजापतेरनु- 
शासनमसाभिः. कतैव्यमित्येव॑ 
म॒तिं कुयोत्‌। तथा च स्वृतिः-- 
“त्रिविध॑ नरकस्येद॑ 
द्वार नाशनमात्मनः | 
कामः क्रोधस्तथा लोभ- 
स्तस्ादेतत्‌ त्रय॑ त्यजेत्‌ |” 
( गीता १६। २१ ) इति । 
अस्य हि विधेः शेषः पूर्वः । 
तथापि देवादीनुद्दिश्य किमथे 
दकारत्रयमुच्चारितवान्‌ प्रजापतिः 
पृथगनुशासनार्थिम्यः । ते वा 
कथ॑ विवेकेत ग्रतिपत्ना। प्रजा- 
पतेम॑नोगतं समानेमेव दकारवर्ण- 
मात्रेणेति परामिप्रायज्ञा विकर्प- 
यन्ति । 


अन्रेक आहुरदान्तत्वादानत्वा- 
दयाल्त्वेरपराधित्वमात्मनों मन्य- 


मानाः शक्लिता एव ग्रजापतावृषुः 


क्योंकि आज भी प्रजापति 'दमन 
करो, दान दो, दया करो? इस 
प्रकार अनुशासन करता ही हैं, 
इस कारणसे इन तीनको--तीन 
कौन, सो बतलते हैं---दम, दान और 
दया इन तीनको सीखे---ग्रह्ण करे 
अर्थात्‌ हमें प्रजापतिके अनुशासनका 
पालन करना चाहिये-- ऐसी बुद्धि 
करे । ऐसी ही यह स्वृति भी है--- 
“काम, क्रोध और छोम---ये नरकके 
तीन दखाजे हैं, ये आत्माका नाश 
करनेवाले हैं, इसलिये इन तीनोंको 
त्याग दे |? इस विधिका ही पूर्व- 
ग्रन्थ शेष है | 


तो भी अलग-अलग उपदेश- 
ग्रहणके इच्छुक देवादिके उद्देश्यसे 
प्रजापतिने तीन दकारोंका उच्चारण 
क्यों किया और उन्होंने भी एक 
अक्षर दकार मात्रसे ही प्रजा- 
पतिके मनोगत भावकों प्रथक्‌-प्रथक्‌ 
केसे समझ लिया--इस प्रकार 
दूसरोंके अभिप्रायको समझनेवाले 
वादीलोग विकल्प करते हैं । 

यहाँ एक वादीका कथन है--- 
अदान्तता ( अजितेन्द्रियता ),अदानता 
( कंजूसी या छोम ) और अदयाढुता 
( निर्देयता ) के कारण अपनेको 
अपराधी मानकर शबछ्लित रहते हुए 
ही उन्होंने यह सोचकर कि “देखें ये 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरसाष्याथ 


२१५८९ 


"४२२३. (+2०.- अप आरि2 ब्यिटि ० बर्प्टय बह बा बट अर... बस... ईस्ट 


कि नो वक्ष्यतीति १ तेषां च दका- 
_ सश्रवणमात्रादेवात्माशझ्टावशेन 
तदर्थप्रतिपत्तिरयूत । छोकेडपि 
हि प्रसिद्यम--पुत्रा। शिष्पाथानु- 
शास्ाः सन्‍्तो दोषानिवर्तेयित- 
व्या इति | अतो युक्त॑ प्रजापते- 
दंकारमात्रोच्वारणम्‌ ; दमादिल्रये 
च दकारान्वयादात्मनो दोषाजु- 
रूप्येण देवादीनां विवेकेन प्रति- 
पत्तुं चेति। फल त्वेतदात्मदोष- 
जाने सति दोषाजिवतेयितु 
शक्यते5ल्पेनाप्युपदेशेन 
देवादयो दकारमात्रेणेति । 


नन्वेतत्‌ त्रयाणां देवादीना- 


मनुशासन॑ देवादिभिरप्येकेक- 


भेबोपादेयमद्त्वेषपि न तु त्रय॑ 


मनुष्ये; शिक्षितव्यमिति | 


को ज 3-4 कक > ३००० मेनन ेक कप पेम-+क9५+»--+-++-+ मम नरम 


यथा 


हमें क्या उपदेश देते हैं? प्रजापतिके 
यहाँ ब्रह्मचर्यपूवंक वास किया था । 
अत: अपनी आशइझ्डाके कारण उन्हें 
दकारके श्रवणमात्रसे ही उस अर्थकी 
प्रतीति हो गयी । छोकमें भी यह 
प्रसिद्ध ही है कि पुत्र और शिष्य, 
जिनका कि अनुशासन करना हो, 
उन्हे पहले दोषसे ही निवृत्त करना 
चाहिये । अतः प्रजापतिका दकार- 
मात्र उच्चारण करना उचित ही है । 
तथा दमादि तीनोंमें दकारका अन्वय 
होनेसे अपने दोपके अनुसार देवादि- 
का उन्हें अलग-अलग समझ लेना 
भी उचित ही है। इसका फल तो 
यही है. कि अपने दोषका ज्ञान होने- 
पर थोड़े-से उपदेशसे भी दोषसे 
निव्तत्त किया जा सकता है, जेसे कि 
दकारमात्रसे देवादिको निव्नत्त कर 
दिया गया था। 


शड्जा-किन्तु यह देवता आदि 
तीनोंको उपदेश किया गया और 
उन देवादिकोंके लिये इनमेंसे एक- 
एक ही उपादेय हुआ; अतः आज- 
कल भी मनुष्योंको उन तीनोहीके 
सीखनेकी आवश्यकता नहीं है । 


११०० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्व बन नए लिये नए बॉ विट पक बईएन239, 'ाई ८20. व्यॉ>०2:४७. "या: व्या:०2:क- 


अन्रोच्यते--पूर्वे देवादिभिर्वि- 
शिश्रजुष्ठितमेतत्‌. त्रय॑तसरा- 


न्मनुष्येरेव शिक्षितव्यमिति | 
तत्र दयाल॒त्वस्थाननुष्ठेयत्व॑ 

स्थात्‌; कथम्‌ १ असुररप्रशस्तैरलु- 

प्ठितत्वादिति चेत्‌ । 

न, तुल्यत्वात्‌ त्रयाणाम्‌, अतो- 
अन्योजच्राभिप्रायः-प्रजापतेः पुत्रा 
देवादयस्रयः, पृत्रेम्य्व हितमेव 
पित्रोपदेश्व्यम्‌ू; ग्रजापतिश्र 
हितज्ञो नान्यथोपदिशति; तसात्‌ 
पुत्रानुशासन अ्जापतेः परम- 
मेतद्वितम; अतो मनुष्येरेवेतत्‌ 
त्रय॑ शिक्षितव्यमिति । 

अथवा न देवा असुरा वा 
अन्ये केचन विध्वन्ते मनुष्येभ्यः; 
मनुष्याणामेवादान्ता ये5न्यैरुत्तमे- 
गुणेः संपन्नास्ते देवा), लोभ- 
प्रधाना मनुष्या।, तथा हिंसापराः 


समाधान-यहाँ कहना यह है 
कि पूर्ववर्ती देवगा आदि विशिष्ट 
व्यक्तियोंने इन तीनों साधनोंका 
अनुष्ठान किया था, अत मनुष्योंको 
भी इन्हें सीखना ही चाहिये । 

शड्ढा-ऐसी स्थितिमें भी दयाद्धुता 
अनुष्ठानके योग्य नहीं हो सकती, यदि 
कहो क्यों तो इसलिये कि इसका नीच 
असुरोंद्वारा अनुष्ठान किया गया था । 


समाधान-नहीं, क्योंकि ये तीनों 
समान दी हैं, अतः यहाँ इससे दूसरा 
अमिप्राय है--देवादि तीनों प्रजापति- 
के पुत्र हैं और पुत्रोंको पिताके द्वारा 
हितकी बातका ही उपदेश किया 
जाना चाहिये | प्रजापति भी उनके 
हितकी बात जाननेवाले हैं, इसलिये 
उन्हें अहितका उपदेश नहीं करते। 
अत, ग्रजापतिका यह्॒पुत्रोंको दिया 
हुआ उपदेश उनका परम हित है। 
इसलिये मनुष्योंको भी इन तीनोंही- 
की शिक्षा लेनी चाहिये | 


अथवा यों समझो कि यहाँ 
मनुष्योसे भिन्न कोई देव या अछुर 
नहीं हैं, मनुष्यो्मे ही जो दमन- 
शील नहीं हैं, किन्तु अन्य उत्तम 
गुणोंसे सम्पन्न हैं उन्हें ही देव कहा 
है, लोभप्रधान व्यक्ति मनुष्य कहे 
गये हैं तथा हिंसापरायण और क्रूर 


प्राह्मण २ ] 


शाह स्माष्यार्थ 


११९१ 


आम बाप) बर्थ बाप (2 बिन ट 22- ब्लर्टि ० ब्यर्पिटफ ब्लर्पि 22० 2४० नया 2०- 


क्ररा असुराः, त एव मनुष्या अदा- 
न्तत्वादिदोपत्रयमपेक्ष्य देवादि- 
शब्दभाजोी भवन्ति, इतरांश्र 
गुणान्‌ सच्व॒रजस्तमांस्यपेक्ष्य । अतो 
मनुष्येरेव शिक्षितव्यमेतत्‌ त्रय- 
मिति; तदपेक्षयेथ प्रजापति- 
नोपदिए्त्वात्‌ | तथा हि मनुष्या 
अदान्ता छब्धाः ऋराश्व चश्यन्ते; 
तथा च स्व॒ृतिः--कामः क्रोध- 
सथा लोभस्तसादेतत्‌ त्रय॑ 
त्यजेत्‌ ।” ( गीता १६ । २११) 
इति ॥ ३ ॥ 


व्यक्ति अछुर हैं | वे मनुष्य ही अदान्तता 
आदि तीन दोर्षोकी अपेक्षासे तथा 
सत्त, रज ओर तम---इन अन्य गुणो- 
के अनुसार देवता आदि नाम 
धारण करते हैं। अत: ये तीनों साधन 
मनुष्योको ही सीखने चाहिये, क्योंकि 
उनके उद्देश्यसे ही प्रजापतिने 
इनका उपदेश किया है। तथा 
मनुष्य जितेन्द्रिय, छोभी और क्रूर 
प्रकृतिके देखे भी जाते ही है; ऐसा 
ही यह स्मृति भी कहती है-- 
“काम, क्रोध और लोभ [ ये तीन 
नरकके द्वार हैं. ] अतः इन तीनोंका 
त्याग करना चाहिये” || ३ ॥ 


"++०१४९१९९८८- 
इति बृहदारण्यकोपनिपद्गाष्ये पम्चमाध्याये 
द्वितीयं प्राजापत्यब्राह्मणम्‌ || २ ॥ 


०-० २ २30 शक आ पा आर 
॥/७०..* / मदन न 


ध्ट 
ा / १ 





+ अर 
कि 
है 


तुतीय ब्राह्ल्ण 


निलना > 2:7८ 


हृदय-त्रह्मकी उपासना 


दमादिसाधनत्रय॑ सर्वोपासन- 
शेष॑ विहितम्‌ । दान्तोर्लब्घो 
दयालः सन्‌ सर्वोपासनेष्वधि- 
क्रियते । तत्र निरुपाधिकस्स 
ब्रह्मणो दर्शनमतिक्रान्तम्‌, अथा- 
धुना सोपाधिकस्य तस्येवाम्युदय- 
फलानि वक्तव्यानि, इत्येवर््थो- 
इयमारस्थ-- 


समस्त डपासनाओंके अन्नभूत 
दमादि तीन साधनोंका विधान किया 
गया | दमनशील, निर्मम और 
दयालु होनेपर ही पुरुषका सारी 
उपासनाओंमें अधिकार होता है। 
तहाँ निरुपाधिक ब्रह्मज्ञानका निरूपण 
तो समाप्त हो चुका, अब सोपाधिक 
ब्रह्यकी अभ्युदयरूप . फलवाली 
उपासनाएँ बतलानी हैं, इसीके लिये 
आरम्म किया जाता है-.. 


एष प्रजापतियंद्‌ हृदयमेतद्‌ बह्मेतत्‌ सर्व तदेतत 
ज्यक्षरर हृदयमिति हु इत्येकमक्षरममिहरन्त्यस्मे ख्ा- 
श्रान्ये च य एवं वेद द इत्येकमक्षरं दद॒त्यस्मे स्वाश्रान्ये 
च्‌ य एवं बेद यमित्येकमक्षरमेति स्वर्ग लोक य एबं बेद ॥ १॥ 
जो हृदय है, वह प्रजापति है | यह ब्रह्म है, यह सर्व है, यह हृदय 

तीन अक्षरवाला नाम है | 'ह” यह एक अक्षर है | जो ऐसा जानता है, 
उसके प्रति स्वजन और अन्यजन बलिसिमर्पण करते हैं | ८दः यह एक 
अक्षर है । जो ऐसा जानता है, उसे स्वजन और अन्यजन देते हैं | पयम्‌ः 
यह एक अक्षर है। जो ऐसा जानता है, वह स्वगंछोकको जाता है ॥१॥ 


एप ग्रजापतियेद्‌ हृदय॑ प्रजाप-।. जो हृदय है, वह प्रजापति है | 
तिरनुशास्तीत्यनन्तरमेवाभिहितस्‌॥ प्रजापति अनुशासन करता है--यह 


ब्राह्मण ३ ] 


शाइरभाष्याथ 


११०३ 


को <2स्‍0. ईंट 2७, "्यई<:2क्‍0 नाई 722. बाई 522. व्यास नहा. नाईक ट2७, आई ५2:29 "कई :22७- रस 


कः पुनरसावनुशास्ता प्रजा-। जेभी कहा जा चुका है | किन्तु यह 


पतिः इत्युच्यते--एष प्रजापति: । 
को5सो १ यद्‌ हृदयं हृदयमिति 
हृंदयखा बुद्धिरुच्यते। यस्िज्छा- 
कस्यतब्राह्मणान्ते नामरूपकर्मणा- 
मुपसंहार उक्तो दिग्विभागद्वारेण; 
तदेतत्‌सबंभूतग्रतिष्ठं सवेभूतात्म- 
भूर्त हृदय॑ प्रजापति; प्रजानां 
स्रश । एतद्‌ अक्--बृहच्वात्‌ 
सर्वात्मत्वाच अह्न; एतत्‌ सर्व; 
उक्त पश्चमाध्याये हृदयस्त स्च- 
तम्‌ । तत्‌ से यस्ात्‌ तस्ता- 


दुपास्थ हृदय ब्रह्म । > 

तंत्र हृदयनामाक्षरविषयमेव 
तावदुपासनमुच्यते । तदेतद्‌ 
हृदयमिति नाम चअ्यक्षुरम, 


त्रीष्यक्षराण्यस्पेति ज्यक्षरम 
कानि पुनस्तानि त्रीष्यक्षुराप्यु- 


च्यस्ते १ हर इत्येफमक्षरस, अभि- 
हरन्ति 


अनुशासनकर्ता प्रजापति कौन है * 
सो बतलाया जाता है---यह प्रजापति 
है । वह कौन है ? जो हृदय है | 
“हृद्यम! इस पदके द्वारा हृदयस्था बुद्धि 
कही जाती है | जिसमें कि शाकल्य- 
ब्राह्मणके अन्तमें दिग्विभागके द्वारा 
नाम, रूप और कर्मोका उपसंहार 
बतछाया गया है । वह यह सम्पूर्ण 
मूतोंमें प्रतिष्ठित तथा सबका आत्म- 
खरूप हृदय प्रजापति---प्रजाओंका 
रचयिता है | यह ब्रह्म है--बूहत्‌ 
तथा सबका आत्मा होनेके कारण 
यह ब्रह्म है। यह सर्च है | पद्म 
अध्यायमें हृदयके सर्वेत्वका वर्णन 
क्या जा चुका है। क्‍योंकि वह 
सर्व है, इसलिये वह हृदयरूप ब्रह्म 
उपास्य है | 


अब हृदय? इस नामके अक्षरोसे 
सम्बन्ध रखनेवाली उपासना ही 
बतलायी जाती है | वह यह 'हृदयम? 
ऐसा नाम >यक्षर है, इसके तीन ही 
अक्षर हैं, इसलिये यह त्रयक्षर है | 
वे तीन अक्षर कौन-से हैं, सो बतलाये 
जाते हैं| 'ह? यह एक अक्षर है। 
“अभिहरन्तिः--आहरण जिसका कर्म 


हंतेराहतिकमंणो हू | है, उस 'ह? धातुका 'ह” यह रूप 


११९४ 


बृद्ददारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


इत्येतद्‌ रूपमिति यो वेद यसाद्‌ 
हृदयाय ब्रक्मणे खाश्रेन्द्रियाण्यन्ये 
च विषयाः शब्दादयः स्व॑ स्व॑ 
कार्यमभिहरन्ति हृदय च भोक्त्र- 
थममभिहरति । अतो हृदयनाम्नो 
ह इत्येतदक्षरमिति यो वेदास्मे 
विदुषेई॑भिहरन्ति खाश्व॒ ज्ञात- 
योडन्ये चासंबद्धाःः बलिमिति 
वाक्यशेषः । विज्ञानाजुरूप्येणेतत्‌ 
फलम्‌ | 

तथा द इत्येतदप्येकाक्षरमेत- 
दपि दानाथेस्य ददातेद इत्येतद्‌ 


रूपं हृदयनामाक्षरत्वेन निबद्धम्‌। 
अत्रापि-- हृदयाय ब्रह्मणे खाश्व 
करणान्यन्ये च विषयाः स्व॑ स्व॑ 
वीये ददति हृदय च भोक्त्रे 
ददाति स्‍्व॑ वीयेमतो दकार 


इत्येव॑ यो वेदास्मे ददति खा- 
शथ्ान्ये च । 


तथा यमित्येतदप्येकमक्षरस 


है, जो ऐसा जानता है, [ उसको 
मिलनेवाला फल बताते हैं] 
चूँकि हृदयरूप ब्रह्मके प्रति हीं 
'खा:?---.इन्द्रियाँ और शब्दादि दूसरे 
विषय अपने-अपने कार्यका अभिहरण 
करते हैं और हृदय उन्हें भोक्ताके 
प्रति ले जाता है | अत, “हृदयः 
नामका 'ह” यह एक अक्षर है--- 
ऐसा जो जानता है उस विद्वानके 
प्रति 'खा.?---उसके सजातीय और 
अन्येः---दूसरे असम्बद्ध पुरुष बढ़ि 
अभिदहरण करते हैं | 'बलिम! यह 
वाक्यशेष है। विज्ञान ( उपासना ) 
के अनुरूप ही यह फल है । 

तथा 'दः यह्द भी एक अक्षर 
है । यह भी दानार्थक “दा? धातुका 
“द? यह्द रूप हृदय नामके अक्षर- 
रूपसे निब्रद्ध है | यहाँ भी हृदयरूप 
ब्रह्मको 'खा ?-इन्द्रियाँ और “अन्ये!-- 
अर्थात्‌ अन्यान्य विषय अपना-अपना 
वीर्य देते हैं। हृदय भी भोक्ताको 
अपना वीये देता है। अतः जो 
दकार इस प्रकारसे उसे जानता है, 
उसे खजन और अन्यजन देते हैं | 


तथा प्यम? यह भी एक अक्षर 


इणो गत्यर्थस्य यमित्येतद्‌ रूप-  है। गत्यर्थक्ष रण! धातुका “यम? 


ब्राह्मण ३े ] शाइरमभाष्याथ श्श्ण्५ 
बपि: कं: जय: 2 व्याई:22, "कई न, बह चर: 2७- ८-० बह जाई 22% नए), बाई, 


मसिन्नाप्नि निबद्धमिति यो वेद | यह रूप इस नाममें निबद्ध है--- 


स खगे लोकमेति । एवं नामा- 
क्षरादपीद॒श विशिष्ट फल प्रा- 
मोति किम्नु वक्तव्यं हृदयखरूपो - 
पासनादिति हृदयस्तुतये नामा- 


क्षरोपन्यास; ॥ १॥ 


ऐसा जो जानता है, वह खर्गोकको 
जाता है । इस प्रकार नामके अक्षर- 
मात्रसे जब पुरुष ऐसा विशिष्ट फल 
प्राप्त कर लेता हे तो हृदयखरूप 
ब्रह्मकी उपासनासे जो फल मिलेगा 
उसके विषयमें तो कहना ही क्‍या 
हैं? इस प्रकार हृदयकी स्वुतिके 
लिये उस नामके अक्षरोंका उपन्यास 
किया गया है ॥ १ ॥ 


“7 ओस्फिंक्‍डिललीरत3+---- 
इति बृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्नमाध्याये 
तृतीय हृदयत्राह्मणम्‌ || ३ ॥ 





[से ब्राह्ण 
च्तुथ ्ँ 
8 
सत्य-बह्मकी उपासना 
तस्येव हृदयाख्यस्यथ ब्रह्मण; उस हृदयसज्ञक ब्रह्मकी ही “सत्य 
ऐसी उपासनाका विधान करनेकी 
सत्यमित्युपासनं विधित्सन्नाह-- | इच्छसे श्रुति कहती है--- 
तद्‌ वे तदेतदेव तदास सत्यमेव स यो हैत॑ महद्‌ 
यक्ष॑ं प्रथमजं वेद सत्यं ब्रह्मेति जयतीमॉछोकाज्िित इन्न्‍्व- 
सावसद्य एवमेतन्महद्‌ यक्षं प्रथमजं वेद सत्य अह्येति 
सत्य< होव ब्रह्म ॥ १॥ 
वही--बह हृदय-ब्रह्म ही वह था जो कि सत्य ही है।जो भी इस 
महत्‌, यक्ष् ( पूज्य ) प्रथम उत्पन्न हुएको “यह सत्य ब्रह्म है? ऐसा जानता 
है, वह इन छोकोंको जीत लेता है | [ उसका शत्रु ] उसके अधीन हो 
जाता है-असत्‌ ( अमावभूत ) हो जाता है | जो इस प्रकार इस महृत्‌, यक्ष 
( पूजनीय ) प्रथम उत्पन्न हुएको '्सत्य त्रह्मः-इस प्रकार जानता है [ उसे 
उपर्युक्त फल मिलता है ], क्योंकि त्रह्म सत्य ही है ॥ १ ॥ 
तत्‌ तदिति हृदय॑ ब्रह्म परा- | तत्‌--“तत! ऐसा कहकर हृदय- 
ब्रह्चका परामर्श किया गया है। 
सृष्टम, न्न्‌ इति सरणार्थम्‌, तद्‌ धैः यह अव्यय स्मरणके लिये है | 
तत---वह, अर्थात्‌ जो हृदय-अह्म- 
स्मरणका विषय हो रहा है, वह--इस 
भावको व्यक्त करनेके लिये प्रथम 
तत्‌ शब्दका प्रयोग हुआ है। उसी- 
का यहद्द प्रकारान्तरसे वर्णन किया 


यद्‌ हृदय॑ ब्रह्म स्मयंत इत्येकरत- 


च्छब्दः, तदेतदृच्यते प्रकारान्त- 


च्राह्मण ४ ] शाइरसाप्यार्थ ११०९७ 
अ्बरपकपन बलि किट पे बिग नि: पर, कप: बकरे कर्स्किय नहर”: बर्ट टट: 
रेणेति ह्वितीयस्तच्छब्दः; कि | जाता है, इसलिये [ अर्थात्‌ जिसका 
स्मरण होता है उसीका यह वर्णन 

पुनस्‍्तत्‌ प्रकारान्तरम्‌ ? एतदेव | है--इस सम्बन्धको व्यक्त करनेके 
लिये ] दूसरा 'ततः? शब्द दिया है । 

तदित्येतच्छब्देन संवद्भयते तृती- | किन्तु वह प्रकारान्तर क्‍या है ? 
| इसी बातका [ तीसरे ] 'ततः 

यस्तच्छब्द; | एतदिति वक्ष्यमाणं | शब्दसे सम्बन्ध दिखाया गया है, 
इसीसे तीसरा “तत शब्द प्रयुक्त 

बुद्धी सन्निधीकृत्याह--आस | हुआ है | क्विर 'एतत” इस शब्दसे 
श्रुति कही जानेवाछी बातको बुद्!िमें 

चभूष | कि पुनरेतदेवास | बिठाकर कहती है--“आस'--था। 
किन्तु वह कौन था * यही, जिसका 
कि हृदय-ब्रह्म ऐसा कहकर वर्णन 
किया है--यह वतानेके लिये तीसरे 
'तत्‌ः शब्दका ग्रयोग किया गया है। 
किं तद्ति विशेषतों निर्दि- वह क्‍या है ? इसपर श्रुति उसका 
शति--सत्यमेव सच्च त्यत्च मूते विशेष रूपसे निदेश करती है-.- 
चामृते च सत्य ब्रह्म पश्चभूता- सिसमेवः | सत्‌ और त्यतू--मार्त 
स्मकमित्येतत्‌ । स यः कमित्‌ और अमूत सत्य ब्रह्म ही है, अर्थात्‌ 
मल मंद गत पञ्चभूतात्मक है, जो कोई इस सत्यात्मा, 
० | ९ | महान्‌ होनेके कारण महत्‌, यक्ष-- 
जय प्रथमज प्रथमजातं सवेसात्‌ । पूज्य, प्रथमज अर्थात्‌ समस्त संसारियों- 
संसारिण एतदेवाग्रे जात॑ त्रह्म, | से पहले उत्पन्न हुए---यह ब्रह्म ही 
अत; प्रथमजम्‌, वेद विजानाति हु | पा 3 
सत्य ग्रद्नेति तस्वेद ये यह प्रथमज है-.-'यह सत्य ब्रह्म 
 मेमति । तस्‍्वेदं फल-, है” इस प्रकर जानता है, उसके 
सेच्यते-- लिये यह फछ वतलाया जाता है-.._ 


यदुक्त हृदयं ब्रह्मेति तदिति' 


ततीयस्तच्छच्दो विनियुक्तः |, 


११९८ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


32, नए नई किट बिक, बट च्य४2 नई लिए पक नये 23८ नई 22 बढ 3०22७ बज: ब्ववफ- 


यथा सत्येन बअह्मणेमे लोका 
आत्मसात्‌ कृता जिता$, एवं 
सत्यात्मान॑ ब्रह्म महद्‌ यक्ष॑ं प्रथमजं 
वेद स जयतीमॉछोकान्‌ । कि च 
जितो वशीकृतः, इन्न्वित्थम्‌, 
यथा बह्ृणा | अप शन्रुरिति 
वाक्यशेषः । असच्चासद्‌ मवेदसौ 
शत्रुजितो मवेदित्यर्थः । 

कस्यैतत्‌ फलमिति पुनर्निंग- 
मयति--य ण्बमेतन्महद्‌ यक्षं 
प्रथम वेद सत्य॑ ब्ल्मेत्रि; अतो 
विद्यानुरूप॑ फल युक्तम्‌, सत्यं 
होव यसाद्‌ ब्रह्म ॥ १ ॥ 


जिस प्रकार सत्य-ब्रह्मके द्वारा ये 
लोक आत्मसात्‌ किये हुए अर्थात्‌ 
जीते हुए हैं, इसी प्रकार जो सत्यात्मा, 
प्रथमोत्पल्न, महत्‌, पूज्य ब्रह्मको 
जानता है, वह इन छोकोंको जीत 
लेता है | तथा उसके द्वारा उसका यहद्द 
शत्रु जित होता--बशीमूत कर लिया 
जाता है, जिस प्रकार ब्रह्मक्रे द्वारा 
सब बशीमूत किये हुए हैं। मूलर्मे 
असौ'के आगे 'हत्रु ” यह वाक्य- 
शेष है | तथा असत्‌ अर्थात्‌ यह 
शत्रु अभावरूप यानी पराजित हो 
जाता है । 

यह किसका फल है---यह 
बतलानेके लिये श्रुति पुन निगमन 
करती है---जो इस प्रकार यह महत्‌ 
पूज्य प्रथमजकी 'सत्यजह्म' ऐसा 
जानता है, अत. उपासनाके अनुरूप 
फूल मिलना उचित ही है, क्योंकि 
ब्रह्म भी सत्य ही है || १॥ 


--++-शटटडडफध3++- 


इति बृह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्नमाध्याये 
चतुर्थ सत्यत्राह्मणम्‌ || 9 | 
&* 


(८ ॥ 
एक 2) $ 
«ही 


पथ्च्स ब्राहएण 
-<(-०८१६१७०-७-- 
प्रथमज सत्य-मह् और “सत्य नामक अक्षरोंको उपासना 

सत्यस्थ ब्रह्मणः स्तुत्यथ मिद्‌- । सत्य-ब्रह्मकी स्‍्तुतिके लियि यह 
५ -. : ब्राह्मण उसे 'महत्‌, यक्ष, प्रयमज? 

है प्रथमजामत्युक्तम्‌ च्त 5, 
माह) हक यक्ष प्रथमजामत्युक्तम, इस प्रकार कह्वता है, सो पहले 
तत्‌ कथ ग्रथमजत्वम्‌ १ इत्यु- ता दिया । उसका प्रथमजत्व 
च्यते-- किस प्रकार है " सो बतलाया जाता है-- 
आप एवेदमग्र आसुस्ता आपः सत्यमसजन्त सत्य 
व्रह्म प्रजापति प्रजापतिदेवा*स्ते देवाः सत्यमेवोपासते 
तदेतत्‌ त््यक्षर सत्यमिति स इत्येकमक्षरं तीत्येकमक्षरं 
यमित्येकमक्षरं प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतो5नूत॑ तदे- 
तदनृतम्ुभयतः सत्येन परिगृहीत* सत्यभूयमेव भवति 

५ 
नव॑ विद्वाश्समनृत< हिनस्ति ॥ १ ॥ 

यह [ व्यक्त जगत्‌ ] पहले आप ( जल ) ही था | उस आपने 
सत्यकी रचना की । अतः सत्य ब्रह्म है | त्रह्मने प्रजापति ( विरादू ) को 
ओर प्रजापतिने देवताओंको उत्पन्न किया | वे देवगण सत्यकी ही उपासना 
करते हैं | वह यह '्सत्यः तीन अक्षखाला नाम है | 'स” यह एक अक्षर 
है, 'तीः यह एक अक्षर है और प्यम यह एक अक्षर है | इनमें प्रथम 
और अन्तिम अक्षर सत्य है और मध्यका अनृत है | वह यह अनृत दोनों 


ओरसे सत्यसे परिगृहीत है | इसलिये यद्द सत्य बहुल ही है | इस प्रकार 
जाननेवालेको अनृत नहीं मारता || १॥ 


१२०० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


20 नि नि ब्यर्पिट 2७ बाकि क्‍० बलि बाई६< 52७. बज गई गेट क बजट नया >ीपक, व्याए 22 


आप एवेदमग्र आसुः | आप 
इति कमसमवायिन्यो 5 पिहोत्रादा- 
हुतयः/; अगिहोत्राद्याहुतेद्रंवात्म- 
कत्वादप्त्वम्‌; ताथापो5भिहोत्रा- 
दिकमापवर्गोत्तकाल॑ केनचिद्‌- 
इृष्टेन सक्ष्मेणात्मना कर्मेसम- 
वायित्वमपरित्यजन्त्य इतरभूत- 
सहिता एवं न केवला; । कमे- 
समवायित्वात्तु प्राधान्यमपामिति। 

सर्वाण्येव भूतानि प्रागुत्प- 
त्तेरव्याकृतावस्थानि कतेसहितानि 
निर्दिज््यन्त आप इति । ता आपो 
बीजभूता जगतो5व्याकृतात्मना- 
वखितास्ता एवेदं से नामरूप- 
विक्ृतं जगदग्र आसुनौन्यत्‌ 
किखिद्‌ विकारजातमासीत्‌ । 


ताः पुनरापः सत्यमसृजन्त; 
तस्रात्‌ सत्य ब्रह्म प्रथमजम्‌; 
तदेतदू हिरण्यगर्मस्य सन्नात्मनो 
जन्म, यदव्याकृतस्य जगतो 





आरम्ममें यह आप ( जल ) ही 
था। “आप! शब्दसे कमसम्बन्धी 
अग्निद्दोत्रादिकी आहतियाँ कही गयी 
हैं | अग्निह्ोत्रादिकी आहुति द्रवरूप 
होनेके कारण आप (जल ) है। 
अग्निहोत्र-कर्मकी समाप्तिके पश्चात्‌ 
वह आप किसी अदृष्ट सूक्ष्मरूपसे 
अपने कर्म-सम्बन्धको न छोड़ते हुए 
अन्य भूतोंके साथ ही रहता है, 
अकेला नहीं रहता | कर्मसम्बन्धित्व 
रहनेके कारण प्रधानता आप (जल) 
की ही है [ इसलिये यहाँ उसे 
“आप! दब्दसे ही कहा है ]। 


यहाँ (आप! ऐसा कहकर उत्पत्ति- 
से पहले अव्याक्षत ( अव्यक्त ) रूप- 
में स्थित कर्ततासह्ठित सभी भूतोंका 
निर्देश किया जाता है। जगतका 
बीजभूत वह आप अब्याकृृतरूपसे 
स्थित था | यह नाम-रूप विकारकों 
प्राप्त हुआ जगत्‌ आरम्ममें वही था, 
उससे मिन्न कोई और विकारसमुदाय 
नहीं था। 


फिर उस आपने सत्यकी रचना 
की | इसीसे सत्य-अ्रह्म प्रथमज है। 
वही यह सूत्रात्मा हिरण्यगर्भकी 
उत्पत्ति है, जो कि अव्याकृत जगत्‌का 


ब्राह्मण ५ ] शाइरसाष्यार्थ १२०१ 
पक बसकिय जप नि ०० बईकि2:- बई के ४०- किट लि न्वॉलि७- "कॉरप:22७. नया 2 बॉरप्ट2 2 
व्याकरणम्‌। तत्‌ सत्य त्ह्म, कुतः उ हा है। कक सत्य ब्रह्म गे 

ब्रह्म है? महत्ताके कारण। उस 
0000 किक अल महत्ता किस प्रकार है! सो श्रुति 
इत्याह--यसात्‌ स्वस्थ सप्टू | | बतलती है--क्योंकि वह सबका 
कथम्‌ १ यत्‌ सत्य ब्रह्म तत्‌ | स्रष्ठा है। किस प्रकार ? जो सत्य- 
प्रजापति प्रजानां पतिं बिराजं | गेझ था, उसने प्रजापतिको-सूर्यादि 


मकर कील जिसकी इन्द्रियोँ हैं, उस प्रजाओंके 
उत्नादकरणससृजतेत्यनुपज्े। । | ख्ामी विराट्को उत्पन्न किया--- 


प्रजापतिदेवानू स विराटप्रजा- | ऐसा इसका सम्बन्ध है | 'प्रजापति- 


पहिरदेंवा देवानः---उस विराट्‌प्रजापतिने 
पतिदें नसज 2] 

वकील ते]. चखात्‌ देवताओंको उत्पन्न किया | चूँकि इस 
सर्वेभेवं क्रमेण सत्याद्‌ ब्रह्मणों | ्रमसे सत्र कुछ सत्य-ऋहसे ही उत्पन्न 


जात॑ं तसान्महत्‌ सत्य ब्रह्म / | हआ है, इसलिये सत्य ब्रह्म महत्‌ है । 


कथ॑ पुन्यक्षम १ इत्युच्यते-- | किन्तु वह यक्ष ( पूज्य ) क्यों 
त एवं सृष्टा देवा पितरमपि | सो वंतछाया जाता है--वे इस 


ह प्रकार रचे हुए देवगण अपने पिता 
विराजमतीत्य तदेव सत्यं अल्यो- विराट्का भी अतिक्रमण करके उस 


पासते | अत एतत्‌ प्रथमजं | सत्य-तह्मकी ही उपासना करते हैं, 
महद्‌ यक्षम्‌ | तसात्‌ सर्वात्मनो- | इसलिये यह प्रथमोत्पन्न सत्य-अह्म 
पास्य॑ तत्‌, तस्थापि सत्य्थ | पेय पं है । अत: वह सब प्रकार 


सेल उपासनीय है, उस सत्य-अह्मका भी 
अक्षणो नाम सत्यमिति। 'सत्यः यह नाम है। 


तदेतत्‌ ज्यक्षर्स्‌ | कानि | वह यह नाम तोन अक्षरोंवाल 

बतलाती है---'स!ः यह एक अक्षर 

इत्पेकमक्षर्त्‌ तीत्येकमक्षर्म-- | है। 'तीः यह एक अक्षर है-- 
तीतीकाराजुबन्धो ध्तीः इसमें बन्घध 

न्धो निर्देशार्थः-- इसमें ईकारानुबन्ध निर्देश 


( स्पष्ट उच्चारण ) के लिये है-.. 
यमिस्पेकमक्षरमू; तत्र तेषां | यम? यह एक अक्षर है। इनमें 
कु० उ० १५१-.१५८२ 


श्२०२ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्ञप)3. बाकी आपके रपट, ब्ाप्टिट ७ बिग बट किट ब्र् प”िट ०० किट बन? २४८7० बकईसटपन 


प्रथमोत्तमे अक्षर सकारयकारों 


सत्यम; सृत्युरूपाभावात्‌। मध्यतो 
मध्येबनृतम्‌, अनृतं हि मृत्युः; 
मत्य्यनृतयोस्तकारसामान्यात्‌ । 
तदेतदनृत॑ तकाराक्ष॒रं मृत्यु- 
रूपमुभयत) सत्येन सकारयकार- 
लक्षणेन परिशहीतं व्याप्रमन्तमो- 
वितं॑ सत्यरूपाभ्यामतो5किश्चि- 
त्करं तत्‌; सत्यभूयमेव सत्यवाहु- 
ल्यमेव भव॒ति । एवं सत्यबाहुलय॑ 
सर्व्य मृत्योरनृतस्याकिश्ित्करत्वं 
च यो विद्वान , तमेव॑ विद्वांसम- 


नृत॑ कदाचित्‌ प्रमादोक्त न 
हिनस्ति ॥ १ ॥ 


सकार और यकार-ये पहले और 
अन्तिम अक्षर सत्य हैं, क्योंकि उनके 
मृत्युरूपका अभाव है । मध्यतः 
अर्थात्‌ बीचमें अनृत है, अनृत मृत्यु 
है, क्योंकि मृत्यु और अनृत इनकी 
तकारमें समानता है | 


वह यह मृत्युरूप अनृत तकार 
अक्षर दोनों ओरसे सकार-यकाररूप 
सत्यसे परिगृहीत-- व्याप्त है, अर्थात्‌ 
इन सत्यरूप अक्षरोंसे अन्तर्मावित 
है, अत वह अविद्रवित्कर है, 
इसलिये 'सत्य” यह नाम सत्यभूय- 
सत्यप्राय ही है | इस प्रकार इस 
सम्पूर्ण अक्षरकके सत्यवाहल्य और 
मृत्युरूप अनृतके अकिश्वित्करत्वको 
जो जानता है, उस इस प्रकार 
जाननेवालेको कभी ग्रमादसे बोला हुआ 


अनृत (असत्य ) नहीं मारता || १ ॥ 


++&<०४॥६७०2*« 
एक-दूसरेगें प्रतिष्ठित सत्यर्सनज्ञक आरदित्यमण्डलस्थ और चाक्षुप पुरुष 


अस्याधुना सत्यस्थ ब्रह्मणः 


अब उस सत्य-ब्रह्मकी संस्थान- 


संस्थानविशेष उपासनमसुच्यते-- | विशेषमें उपासना ब्तलायी जाती है- 


तद्‌ यत्तत्‌ सत्यमसों स आदित्यों य एब एत- 
स्मिन्‌ मण्डले पुरुषों यश्रायं दक्षिणेफक्षन्‌ पुरुषस्तावेता- 


वन्योन्यस्मिन्‌ प्रतिष्ठितों 


रश्सिभिरेषोईस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः 


ब्राह्मण ५] शाइरभाष्याथ १२०३ 

ब्ॉरट2०- कर 220 22. बाई: न.) नई: व्यसिट. नाई 20७ नई. बहन टेक बह: नई: 

२५ तैतन्मण्डलं 

प्राणैरयममुष्मिन्‌ स यदोत्कमिष्यन्‌ भवति शुड्मे 
पश्यति नेनमेते रहमयः प्रत्यायन्ति ॥ २ ॥ 

वह जो सत्य है, सो यह आदित्य है| जो इस आदित्यमण्डलमें पुरुष 

है और जो भी यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वे ये दोनों पुरुष एक-दूसरेमें 

प्रतिष्ठित हैं | आदित्य रम्मियोंके द्वारा चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है और चाक्षुष 

पुरुष प्रा्णेके द्वारा उसमें प्रतिष्ठित है । जिस समय यह ( चाक्षुष्र पुरुष ) 

उत्क्रण करने लगता है, उस समय यह इस मण्डलकों झुद्ध ही देखता 


है। फिर ये रश्मियाँ इसके पाप्त नहीं आती ॥ २ ॥ 


तद्‌ यत्‌, कि तत्‌ १ सत्य ब्रह्म 
प्रथमजम्‌, किम ? असो सः | 
को5सो १ आदित्य; कः पुनर- 
सावादित्य। १ य एप), के एपः ९ 
य एतसिल्नादित्यमण्डले पुरुषो- 
उमरिमानी सोड्सो सत्य॑ ब्रह्म; 
यश्चायमष्यात्म॑ योष्य॑ दक्षिणे- 
इक्षत्नक्षणि पुरुष:; चशब्दात्‌ स 
च सत्य॑ ब्रह्मेति संबन्धः । 

तजेतावादित्याक्षिस्थों पुरुषा- 
चेकस्य सत्यय्य ब्रह्मणः संखान- 
विशेषों यम्मात्‌ तसरादन्योन्यसि- 
नितरेतरसिन्नादित्यथाश्षुपे चा- 
क्षुबथ्ादित्ये प्रतिष्ठिती; अध्या- 
त्माधिदेवतयोरन्योन्योपकार्योप- 
कारकत्वात्‌ | - 


वह जो, वह कौन ? प्रथम 
उत्पन्न हुआ सत्य ब्रह्म, क्या है * 
यह वह है । कौन है ? आदित्य; 
किन्तु यह आदित्य कौन है * जो 
यह है, यह कौन * जो इस 
आदित्यमण्डलर्म॑ इसका अभिमानी 
पुरुष है, वह यह सत्य-अह्म है, जो 
कि यह अध्यात्म है, अर्थात्‌ जो 
यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, वह भी 
ब्रह्म है-ऐसा 'चः शब्दसे सम्बन्ध 
लगाना चाहिये । 

क्योंकि वे ये आदित्यस्थ और 
नेत्रस्थ पुरुष एक सत्य-बअह्मके ही 
सस्थानविशेष हैं, इसलिये एक-दूसरेमें 
अर्थात्‌ आदित्य-पुरुष चाक्षुषमें और 
चाक्षुष पुरुष आदित्यमें प्रतिष्ठित हैं, 
क्योंकि अध्यात्म और अधिदेव पुरुष 
एक-दूसरेके उपकार्य और उपकारक 


* होते है।े; 


१२०४ 


बुद्ददारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्कॉर्522७, नह: एक नाप ब्यपफ, बई नि बॉस बह नए बईप"५ २:2७ नई ५22७ बई्सि22०- 


कथं प्रतिष्ठितो  इत्युच्यते 
रश्मिमिः प्रकाशेनालुग्रह कुवेल्नेष 
आदित्योउस्मिश्राक्षुपेड्ध्यात्मे प्र- 
तिष्ठितः । अय॑ च चाह्लुपः प्राणे- 
रादित्यमनुगृहन्नमुष्मिन्नादित्ये- 
5धिदेवे प्रतिष्ठित: । 
सो5सिज्छरीरे विज्ञानमयों 
भोक्ता यदा यसिन्‌ काल उत्क्र- 
मिष्यनू सवति तदासौं चाक्षुप 
आदित्यपुरुषी रच्मीनुपसंहृत्य 
केबलेनीदासीन्येन रूपेण व्यव- 
तिष्ठते । तदाय॑ विज्ञानमयः 
पश्यति शुद्धमेव केवर्ल विरच्म्ये- 
तन्मण्डल॑ चन्द्रमण्डलमिव । 
तदेतदरिष्टदशन ग्रासह्विकं प्रद- 
इ्येते | कथं नाम पुरुष: करणीये 
यत्रवान्‌ स्थादिति । 
नेन॑ चाक्षुप॑पुरुषमुररीकृत्य 
त॑ प्रत्यनुग्रहायेते रह्मयः खामि- 
कतेव्यवशात्‌ पूर्वेमागच्छन्तो5पि 
पुनस्तत्कमंक्षयमनु रुष्यमाना इच 


वे किस प्रकार प्रतिष्ठित हैं, सो 
बतलाया जाता है--रक्नमियों अर्थात्‌ 
प्रकाशके द्वारा अनुग्रह करता हुआ 
यह आदित्य-पुरुष इस अध्यात्म 
चाक्षुष पुरुषमें प्रतिष्ठित है | तथा 
यह चाक्षुष पुरुष प्राणकि द्वारा इस 
आदित्य-पुरुषका उपकार करता हुआ 
इस अधिदैव आदित्य-पुरुषमें प्रतिष्ठित 
है । 
इस शरीरमें जो यह विज्ञानमय 
भोक्ता है, यह जिस कालहमें उत्क्रमण 
करने लगता है, उस समय यह 
चाक्षुप आदित्य-पुरुष र्मियोंका 
उपसंहार कर अपने शुद्ध औदासीन्य- 
रूपसे स्थित हो जाता है | तब यह 
विज्ञामय इस आदित्यमण्डलको 
चन्द्रमण्डलछक्े समान शझुद्ध-केवल 
अर्थात्‌ रश्मिरहित देखता है। यहाँ 
यह प्रासंगिक अरिष्टिद्शन प्रदर्शित 
किया जाता हे, जिससे कि किसी 
प्रकार पुरुष अपने कत्तेब्यमें सयक् 


रहे । 


इस चाक्षुष पुरुषको खीकार कर 
उसके प्रति अनुग्रह करनेके लिये 
ये रक्मियाँ, जो खामीके कत्तेब्यब॒श 
पहले आती थीं, अब उसके कमैक्षयके 
पश्चात्‌ अवरुद्ध हुई-सी इसके पास 


ब्राह्मण ५ ] शाइरसाष्या्थ १२०५ 
वर: ):७... नकॉर्पे)3७, «कई: ७ नह: बरस +ा 20 ब्यॉएि- बई ५ पक बिग यार ८290. नई: व्यापक पक 
नोपयन्ति न ग्रत्यागच्छन्त्येनम्‌ । | प्रत्यागमन नहीं करतीं-- नहीं 
अतोज्वगम्यते परस्परोपकार्योप- | भर्ती | अतः यह ज्ञात होता है 


गे कि परस्पर उपकार्य-उपकारकभाव 
कारकमावात्‌ सत्यस्थेनेकस्थात्म- | (के कारण ये दोनों एक सत्यात्मा- 
नोंडशावेताविति ॥ २ ॥ 


के ही अंश हैं || २॥ 





अह'संज्ञक आदित्यमण्डलस्थ पुरुषके व्याह्मतिरूप अवयव 
तत्र योज्सो, कः ( | ऐसी स्थितिमें जो यह है, कौन ? 
य एष एतस्मिन्‌ मण्डले पुरुषस्तस्य भूरिति शिर 
एक* शिर एकमेतदक्षरं म्रुव इति बाह द्वो बाह हे एते 
अक्षरे खरिति प्रतिष्ठा दे प्रतिष्ठे ठे एते अक्षरे तस्योप- 
निषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं बेद ॥ ३॥ 


इस मण्डल्में जो यह पुरुष है, उसका 'मू:? यह शिर है, शिर एक है 

और यह अक्षर भी एक है | 'भुव.” यह भुजा है, भुजाएँ दो है और ये 
वक्षर भी दो हैं। स्व? यह प्रतिष्ठा ( चरण ) है, प्रतिष्ठा (चरण) दो हैं 
और ये अक्षर भी दो हैं। 'अहर! यह उसका उपनिषद्‌ ( गूढ़ नाम ) है, 
जो ऐसा जानता है, वह पापको मारता है और उसे त्याग देता है || ३ ॥ 
य्‌ एप एतसिन्‌. मण्डले 


पुरुष; सत्यनामा तस्य व्याहृत- 


जो कि इस मण्डलमें सत्य नाम- 
वाल पुरुष है, उसके अवयव व्या- 
हृतियाँ हैं। किस अ्रकार ? [ सो 


योध्वयवा: । कथम १ भूरिति 
येयं व्याहृतिः, सा तस्य शिरः, 
आथम्यात्‌ । तत्र सामान्य खय- 
मेवाह श्रुतिः--एकमेकसंख्या- 
युक्त शिरतथेतदक्षुसमेक॑ भूरिति | 


बतलते हैं--..] “भू.” ऐसी जो यह 
व्याह्ृति है, वह प्रथम होनेके कारण 
उसका शिर है। उनकी समानता 
श्रुति खयं ही बताती है---शिर एक 
अर्थात्‌ एक- संख्यावाल है, इसी 
प्रकार 'भू.” यह भी एक अक्षर है। 


१२०६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्कलट बस्‍, ३2७, वन्य 2, नह ८222, न्याई २722७ "कर: आई अं: फ "या 2-2:0७ «कई 2: ब्या222७- "कई ०७० 
भ्रुव इति बाहू हिल्वसामान्याद्‌ | दो होनेमें समानता होनेके कारण 
'भुवः? यह भुजा है, दो भुजाएँ हैं 
दो बाहू दे एते अक्षरे। तथा | और दो ही ये अक्षर हैं | तथा 'ख ? 
3 यह प्रतिष्ठा है, दो प्रतिष्ठाएँ हैं 
खरिति प्रतिष्ठा ढे प्रतिष्ठे दे एते 0 और उन 
अक्षरे । प्रतिष्ठे पादो ग्रतितिष्ठ- | ( चरणों ) से पुरुष प्रतिष्ठित होता 
है--इस व्युत्पत्तिके अनुसार प्रतिष्ठा 

त्याभ्यामिति । चरणको कहते हैं । 
तस्यास्य व्याहृत्यवयवस्थ । उस इस व्याहृतिरूप अवयबोवाले 
सत्यस्य त्रह्मण उपनिषद्रहस्यममि- | सस-त्रह्कका उपनिषदू-रहस्य अर्थात्‌ 


गूढ नाम, जिस नामसे पुकारे जानेपर 
धानम्‌; हि 
धानम्‌ः येनामिधानेनामिधीय वह ब्रह्म अन्य लोगोंके समान अभिमुख 


मानं॑ तद्‌ त्रह्मामिमुखीभवति | क्षेता है। वह उपनिपद्‌ क्या है, सो 
लोकबतू । कासो १ इत्याह-- | श्रुति बतलाती है---अहर्‌ | 'अहर्‌! यह 
अहरिति | अहरिति चैतद्‌ रूप॑ | न 'हो? इन धातुओंका रूप 
हन्तेरजहातेश्र । इति यो वेद सहन्ति | _ | | सा जानता है [ अर्थात्‌ 

| , | अहर्‌सज्ञक ब्रह्मकी उपासना करता 
जहाति च्‌ पाप्मानं॑ य एव | है ] बह पापको मारता और त्याग 
वेद ॥ ३॥ देता है || ३॥ 


बट ज:सरकोइै+--ज०क---०-. 





अहंसन्नक चाक्षुष पूरुषक्े व्याह्मतिरूप अवयव 
एवमू--- | इसी प्रकार-- 
योष्यं दृक्षिणेक्षन्‌ पुरुषस्तस्य भूरिति शिर एक 
शिर एकमेतदक्षरं भुव इति बाहू दो बाह हे एते अक्षरे 


१. “इन्‌ हि सागत्योः? ( पहन? घाठ हिंसा और गमनअर्थमें है )। 
२ “ओढहाक्‌ त्यागे? ( “हा? धातु त्याग-अर्थमें है )। 





ग्राह्यण ५ ] शाइरभाष्याथें १५०७ 
व कक ब्रेक नए 2० ब्क्प?प ० व्यय 22० "कार्ट: 2 बसी 3 बह. ब्या- ब्बर पक व्यॉर्टे 2०. 


खरिति प्रतिष्ठा हे. प्रतिष्ठे दे एते अक्षरे तस्योपनिषदह- 
मिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं बेद ॥ ४ ॥ 
जो यह दक्षिण नेत्रमें पुरुष है, उसका 'भू:? यह शिर है; शिर एक है 
और यह अक्षर भी एक है। 'भुत्र/ यह भुजा है, भुजाएं दो हैं और ये 
अक्षर भी दो हैं | स्व: यह प्रतिष्ठा है, प्रतिष्ठा (चरण ) दो हैं. और ये 
अक्षर भी दो हैं। 'अहम? यह उसका उपनिपद्‌ ( गूढ नाम ) है; जो ऐसा 
जानता है, वह पापको मारता और त्याग देता है ॥ ४ ॥ 
योथ्यं दक्षिणेउछ्न्‌ पुरुषस्तस्सय | जो यह दक्षिणनेत्रमें पुरुष है, 
उसका "मभू.” यह शिर है--हत्यादि 
सत्र अर्थ पूर्ववत््‌ है। उसका “अहम? 
नम, तस्योपनिषद्हमिति; प्रत्य- | यह उपनिपद्‌ है; क्योंकि वह. प्रत्य- 
गात्मखरूप है | पूरववत्‌ यानी 'अहर! 
गात्मभूतत्वात्‌ । पूर्वबद्‌ हन्ते- | - गा 
जेहातेश्रेति ॥ ४७॥ इन दोनों धातुओंका रूप है ॥ ४ ॥ 


जा 02-9:.-.% १ ऋण 


भूरिति शिर इत्यादि सवे समा- 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्चमाष्याये पद्म 
सत्य्रह्मसंस्थानत्राह्मणम्‌ ॥ ५ ॥ 





ल्‍्डे 


फष्ठछ ऋण 


(.:७४३२२७०५८६ 
हृदयस्थ मनोग्य पुरुषकी उपासना 


उपाधीनामनेकत्वादनेकविशे- 
पणत्वाब्य तस्येव प्रकृतस्य अह्मणो 
मनउपाधिविशिष्स्योपासनं विधि- 
त्सन्नाहई-- 





उपाधियाँ अनेक हैं ओर उनके 
बहुत-से विशेषण हैं, इसलिये उस 
मनउपाधिविशिष्ट प्रकृत ब्रह्मकी ही 
उपासनाका विधान करनेकी इच्छासे 
श्रुति कहती है--- 


मनोमयो5यं पुरुषो भाश्सत्यस्तस्मिन्नन्तहेदये यथा 
ब्रीहिबो यवो वा स एब स्वस्थेशानः सर्वस्याधिपतिः 
सबंमिदं प्रशास्ति यदिदं किशञ्व ॥ १ ॥ 


प्रकाश ही जिसका सत्य ( स्वरूप ) है, ऐसा यह पुरुष मनोमय है । 
वह उस अन्तहंदयमें जेसा ब्रीक्िि ( धान ) या यब ( जौ ) होता है, उतने 
ही परिमाणवाल्ा है । वह यह सबका स्वामी और सबका अधिपति है, 
तथा यह जो कुछ है, सभीका प्रकर्षतया शासन करता है ॥ १ ॥ 


मनोमयो मनःप्रायो मनस्युप- 
लम्यमानत्वात्‌ । मनसा चोप- 
लमत इति मनोमयो5यं पुरुषों 
भाःसत्यों भा एवं सत्यं सद्भावः 
खरूप॑ यस्य॒सोडय॑ भाःसत्यो 
भाखर इत्येतत्‌ । मनसः सबो- 
थोवमासकत्वान्मनोमयत्वाच्चास्‍्य 
भाखरत्वम्‌ । 


मनमें उपलब्ध होनेवाला होनेसे 
यह मनोमय-मनःग्राय है | इसे 
मनसे उपलब्ध करते हैं, इसलिये 
यह पुरुष मनोमय है, तथा भा.सत्य 
है--भा ही सत्य--सद्भाव अर्थात्‌ 
खरूप है जिसका, ऐसा यह पुरुष 
भा.सत्य अर्थात्‌ भाखर है| मनके 
सभी विषयोंका अवभासक तथा 


-मनोमय होनेके कारण ही इसकी 


भाखरता है। 


ब्राह्मण ५ ] 


शाइरभाष्यार्थ 


१५०९ 


बजियेन बयान ब्जरप र्फियिन जप, बाय, ब्यपय रिबन बा क 


तमिन्नन्तहेंदये हृदयसान्त- 
समिल्नित्येतत, यथा त्रीहियां 
यवो वा परिमाणत एवंपरिसाण- 
ससिद्न्तहेदये योगिमिरश्यत 
सत्र; । स एप सर्वस्येशान 
सबंय खमेदजातस्पेशानः 
खाप्ती | खामित्वेषपि सति 
.फेथिदमात्यादितन्त्रोष्य॑तु न 


तहोधिपतिरधिए्गाय 
पालयिता । 


सर्व प्रशारित यदिद किम 
पत्‌ किख्ित्‌ सर्वे जगत तत्‌ सच 
प्रशासति | एवं मनोमयसोपास 
गत तथाहुपापत्तिरेव फर्म | 
'तें यथा यरधोपासते तददेब 
भवति/ इति ब्रह्मणम्‌ ॥ १ ॥ 


_77--चज्तस्यत- 


उस अन्तहंद्रयमें अर्थात्‌ हवयका 
जो अन्तर्भाग है उसमें, जैसा कि 
परिमाणत: जीहि या यत्र होता है 
उतने ही परिमाणवाला यह उस 
अन्तहंदयमें योगियोंद्वारा देगा जाता 
है-- ऐसा इसका तात्पर्य है। वह 
यह सत्रका ईशान अर्थात्‌ अपने 
[ ओपाधिक ] भेदसमुदायका खामी 
है| खामी होनेपर भी कोई मन्त्री 
आदिके अघीन रहता है, किन्तु यह 
ऐसा नहीं है । तो फिर क्या है? 
यह अधिपति अर्थात्‌ अधिष्ठाता होकर 
पालन करनेवाला है | 

| फढ-] इस सबका प्रशासन 
करता है--यह जो कुछ है अर्थात 
जितना कुछ भी यह जगत्‌ है, उस 
पबका प्रकपतया शासन करता है | 
उस प्रकार मनोमय बह्मकी उपासनासे 
तट्रपताकी अ्राप्िरप ही फछ मिलता 
है । “उसकी जो जिस प्रकार 
_ सना करता है वही हो जाता 


है”-ऐसा आहणवाक्य है ॥१॥ 


इ्ति वहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पश्चमाध्याये प्र मनोत्राह्मणम्‌ || ६॥ 


_+अकक- 


सक्तक्त ऋउह्ाणए 
<&29-४४६२० 
विद्युद्दद्यकी उपासना 


तथेवोपासनान्तरं 


ब्ह्मणो विशिष्टफलमारभ्यते-- 


सत्यस्थ । 


इसी प्रकार सत्य-ब्रह्मकी विशिष्ट 
फलवाली एक दूसरी उपासनाका 
आरम्म किया जाता है-- 


विद्युद्‌ बह्मेत्याहुविंदानादू विद्युद्‌ विद्यत्थेनं पाप्मनो 

य एवं वेद विद्युद्‌ बह्मेति विद्युल्येव ब्रह्म ॥ १॥ 
विद्ुत्‌ ब्रह्म है---ऐसा कहते हैं। विदान ( खण्डन या विनाश ) करनेके 
कारण विद्युत्‌ है । जो 'बिद्युत्‌ ब्रह्म है? ऐसा जानता है, वह इस आत्माके 
ग्रतिकूलमूत पार्षोका नाश कर देता है, क्योंकि विद्युत्‌ ही त्रह्म है || १ ॥ 


विद्युद्‌ ब्रह्नेत्याहु: । विद्युतो 
ब्रक्मणो निर्वेचनम्ुच्यते--विदा- 
नादवखण्डनात्‌ तमसो मेघान्ध- 
कारं॑ विदाये हावमासतेज्तो 
विद्युत । एवंशुणं विद्युद्‌ ब्ह्मेति 
यो वेदासों विद्यत्यवखण्डयति 
विनाशयति पाप्मन एनमात्मानं 
ग्रति प्रतिकूलभूता) पाप्मानों ये 
तानू सवोन्‌ पाप्मनोध्यखण्डय- 
तीत्यर्थ:। य एवं वेद विद्युद्‌ 
अल्लेति तस्यानुरूप॑ फलम्‌ । 
विद्युद्धि यसाद्‌ ब्रह्म ॥ १॥ 


“विद्युद्‌ ब्र्मेत्याहु '-श्रुति विद्युत- 
ब्रह्मकी निरुक्ति ( व्युत्पत्ति ) बतलाती 
है--अन्धकारके विदान-खण्डनके 
कारण, क्योंकि यह मेघके अन्धकार- 
को त्रिदी्ण करके प्रकाशित होती 
है, इसलिये विद्युत्‌ है । ऐसे गुण- 
वाले विदुद्‌ ब्रह्मको जो जानता है, 
बह पापको “विद्यतिः--खण्डित अर्थात्‌ 
नष्ट कर देता है । तात्पर्य यह. है 
कि इस आत्माके प्रतिकूलभूत जितने 
पाप होते हैं, उन सबका यह खण्डन 
कर देता है। जो 'विद्॒त्‌ ब्रह्म है? ऐसा 
जानता है, यह उसका अनुरूप फल 
है। क्योंकि विद्युत्‌ ही ब्रह्म है ॥१॥ 





इति बृहददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्ममाष्याये सप्तम विद्युद्ाह्मणम्‌ || ७ ॥ 


“4*--०७७०७३०--+-- 


ज््एछ् ऋष्त्कफफण 
घेचुरूपते वाकती उपासना 
पुनरुपासनान्तर॑ तस्थैव | पुन. उस सत्यजह्मकी ही 'वाग्व 


ब्रह्म! ऐसी अन्य उपासना आरम्भ 
अह्मणो वाग्‌ वै ब्रह्मेति-- की जाती है-- 


वां धेनुस॒पासीत तस्याश्वत्वारः स्तनाः खाहाकारों 
वषटकारों हन्तकारः खधाकारस्तस्यें द्वौ स्तनौ देवा 
उपजीवन्ति खाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः 
स्वधाकारं पितरस्तस्थाः प्राण ऋषभो मनो वत्सः ॥ १॥ 


वाक्रूप घेनुकी उपासना करे | उसके चार स्तन हैं-स्वाह्कार, 
वषट्कार, हन्तकार और खधाकार । उसके दो स्तन खाह्मकार और वषदू- 
कारके उपजीत्री देवगण हैं, हन्तकारके उपजीवबी मनुष्य हैं और स्वधाकारके 
पितृगण । उस घेनुका ग्राण दृषभ है और मन बछडा है ॥ १ ॥ 

चागिति शब्दख्यी तां वाचं। वाक्‌ यह शब्द अर्थात्‌ त्रयी 
भेनु घेस॒रि ( तीन वेद---ऋक्‌, यजुः और साम ) 
घेनुं च्‌ घेनुयंथा घेनुअ्तुभि; है; उस वाक्रूप घेनुकी जो उपासना 
सतने; स्तन्य॑ पय: चत्मायैव॑ करे, जो घेनुके समान घेनु है। 
पे पयः ध्षरति बत्सायेद॑ जिस प्रकार घेनु अपने चार स्तनोंसे 
वाम्पेजुवेज्ष्यपाणे। स्तनेः पय | अछेड़ेके ढिये स्तनन्‍्य अर्थात्‌ दूध 
धर बहाती है,उसी प्रकार वाग्घेनु आगे बत- 
उवात् क्षराते देवादिस्यः । के | छाये जानेवाले स्तनोंसे देवादिके लिये 
पुनस्ते सतना; १ के वा ते. मेस्य; | शत समान अन्न प्रकट करती है । वे 
ते. येम्य स्तन कौन-से हैं ! और जिनके लिये वह 

स्रति ! दूध देती है, वे भी कौन-कौन हैं 





श्श्श्२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
प्कियेक नए , ०:2०. रपट नस्ल ड नई 2७० "रईडपि-फ यईपिटटेस्‍७ बाई 22७. यई2 0 २७४५३: आई 2:22. 


तस्या एतस्था वाचों धेन्चा | उस इस वॉक्रूपी घेनुके, दो 


सनौ देवा उपजीवन्ति व॒त्स- | उनके वत्सस्थानीय देवगण उपजीती 
हा हैं।वे दो स्तन कौन-से हैं श 


खानीया: । को तो १ खाह्मकार खाह्यकार और वपद्कार, क्योंकि 
चवषदकारं च; आस्यां हि हृविर्दी- | इन्हींके द्वारा देवताओंको हि दी 
यते देवेम्यः | हन्तकार॑ मनुष्याः- | जाती है | हन्तकारके उपजीवी मनुष्य 
हन्तेति मनुष्येम्योउन्न॑ ग्रयच्छन्ति। | है? देव” ऐसा कहकर मलुष्योंको 


अपावाए तर स्व किश देते हैं | खधाकारके उपजीवी 
मी हनन पितृगण हैं---खधघाकारके द्वारा ही 


हि पित॒म्यः खथधां प्रयच्छन्ति । पितृगणको खधा देते हैं | 
तस्था घेन्वा वाच; प्राण ऋषभः, | उस चेनुरूप वाणीका प्राण वृषभ 
है, क्योंकि प्राणके द्वारा ही वाक्‌ 
| प्रसव करती है। मन उसका वत्स 
वत्स;, मनसा हि प्रस्राव्यते; | हैः क्योंकि मनसे ही वह प्रत्नवित 
को होती है [ यानी पन्हाती है ]। मनसे 
मनसा ते विषये वाक्‌ | आलोचना किये हुए विषयमें ही 
वाणीकी प्रत्नत्ति होती है, इसलिये 
मन वत्सस्थानीय है । इस प्रकार 
यम | एवं वाग्धेनूपासकस्तद्भा- | “करूपी घेनुका उपासक तद्पताको 
६ तदुपाधिक ब्रह्ममात्रको ) ही प्राप्त 

व्यमेव प्रतिपद्चते ॥ १॥ होता है ॥ १॥ _ 


प्राणेन हि वाक्‌ प्रद्ययते | मनो 


प्रवतेते; तसान्मनो वत्सस्थानी- 


इति बुहददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्नमाध्याये 
अष्टम वाम्ेनुब्राह्मणम्‌ [[ ८ || 


-<<ह>४...- 


नाव ऋाहक्रण 


-56-०89-०-है-- 
पुरुषान्तर्गत वैखानरामि, उसका घोष और मरणकालका सूचक अर्ष्टि 


अयमशिवेश्वानरो योप्यमन्तः पुरुषे येनेदमन्नं 
पच्यते यदिदमयते तस्येष घोषो भवति यमेतत कणोव- 
पिधाय श्वणोति स यदोत्करमिष्यन्‌ भवति नेन॑ घोष 
श्रणोति ॥ १॥ 
जो यह पुरुषके भीतर है, यह अम्नि वैश्यानर है, जिससे कि यह अन्न, 
जो कि भक्षण किया जाता है, पकाया जाता है । उसीका यह धोष होता 
है, जिसे पुरुष कानोंको मूँदकर खुनता है | जिस समय पुरुष उत्क्रमण 
करनेवाढ होता है, उस समय इस घोषको नहीं सुनता || १ ॥ 


अयमभ्रविश्वानरः-पूरववदुपास- . “अयमप्लि. .. वैश्वानरः-पूर्ववत्‌ 


नान्‍्तरम अपमश्वैश्वानरः । को- | मे “नर हैं! यह बरहकी 
एक अन्य उपासना है। वह असम्नि 

>यमाप्निः ३ इत्याह --योज्यमन्त+ | कौन-सा है ? इसपर श्रुत॒ कहती 
दि है--जो कि यह पुरुषके भीतर है 

पुरुष । कि शरीरारम्भकः ? नेत्य- ; 
£ नेत्थु क्या शरीरका आरम्मक अप्नि # नहीं, 

च्यते येनाश्निना वैश्वानराख्ये-| कौन-सा है, सो बतछाया जाता है-- 
| रे जिस वेश्वानरसंज्ञक अग्निसे यह अन्न 
नेदमन्नं पच्यते ।किं तदनमस्‌ ३ | पकाया जाता है | वह अन्न कौन- 
यदिद्मचते अज्यतेष्न॑ प्रज्ञा- | ऐै ” जो यह अन्न प्रजाओंद्वारा 


'अयतेः-भक्षण किया जाता है, [उस 
भिजोटरोउपिरित्यथ: । अन्नको पचानेवाल्य] अर्थात्‌ जाठराप्मि | 


४३ 


१२१४ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
230 “कई :2७- «९२2: “आर: (एस फ, ब्वरस ब्यस् 2 बम. बनी. ९८: ब्वप्टप बाग 
तस्य॒साक्षादुपलक्षणाथ्थमिद- | उसका साक्षात्‌ उपलक्षण कराने- 
माह--तस्थाग्रेरन्नं पचतो जाठु- | टिये श्रुति इस प्रकार कहती 
अप «५ ०। प-अँन पचानेवाले उस जाटराग्रिका 
कक 90४ मबति; की हु यह घोप होता हैं, वह कौन-सा 
वापस, एतादात क्रियाविशे- है; जिस घोपको पुरुष दोनों कान 
पणम्‌, कर्णावषिधायाडुलीम्या- ' मूँदवार अन्नुलियोंसे ढक करके छुनता 
मपिधानं कृत्वा श्रणोति; त॑ प्रजा- ' है, यहों 'एतत” यह क्रियाविशेषण 
पतिप्मुपासीत वैश्वानस्मम्रिम 8 है, उस प्रजापतिरूप वैश्वानराक्निकी 
अत्रापि वाह्भाव्य॑फलम्‌ |. सना करे | यहाँ भी तद्रपताकी 
तत्र प्रासल्लिकमिद्मरिएलश्षण-' है | उसमें थुति 
ही ._ ' यह प्रसन्नप्राप्त अरिप्ट बतछाती है- 
सच्यते--सोज्तर शरीरे भोक्ता यहों शरीरों वह भोक्ता पुरुष जिस 
यदोस्क्रमिष्यन्‌ भवति नेन॑ घोष॑ | समय उत्कमण करनेवाला होता है, 
भृणोति ॥ १॥ उस समय इस घोषको नहीं सुनता॥ १॥ 


7__-....339»%--+ न्पेंसेंकमननमक-०--क....--त-++++ 


इति बृह्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पश्चमाध्याये 
नवम॑ वेश्वानराम्ित्राह्मणम्‌ || ९ || 


दृश्ल काहाणः 


प्रकरणान्तर्गत उपासनाओंसे प्राप्त होनेवाली गति 
सर्वेषामसिन्‌ प्रकरण उपास-| इस प्रकरणमें बतछायी गयी समस्त 
उपासनाओका यह गतिरूप फल 
नागां गतिरियं फल चोच्यते-- | ब्रतछाया जाता है--- 


यदा वे पुरुषो(स्माह्कोकात्‌ प्रेति स वायुमागच्छति 
तस्मै स तत्र विजिहीते यथा रथचक्रस्य खं तेन स ऊध्वे 
आक्रमते स आदित्यमागच्छुति तस्मे स तत्र विजिहीते 
यथा लस्‍्बरस्य खं तेन स ऊध्वे आक्रमते स चन्द्रमस- 
मागच्छृति तस्मे स तत्र विजिहीते यथा दुन्दुभेः ख॑ तेन 
स ऊध्वे आक्रमते स छोकमागच्छुत्यशोकमहिमं तस्मिन्‌ 
बसति शाश्वतीः समा: ॥ १ ॥ 


जिस समय यह पुरुष इस लोकसे मरकर जाता है, उस समय वह्द 
वायुको प्राप्त होता है । वहाँ वह वायु उसके लिये छिद्युक्त हो जाता---मार्ग दे 
देता है, जेसा कि रथके पहियेका छिद्र होता है। उसके द्वारा बह ऊर्ष्व होकर 
चढ़ता है। वह सूर्यलोकरमे पहुँच जाता है | वहाँ सूर्य उसके लिये बैसा ही छिद्र- 
रूप मागे देता है, जैसा कि रम्बर नामके बाजेका छिद्र होता है | उसमें होकर 
वह ऊपरकी ओर चढता है | वह चन्द्रलोकमें पहुँच जाता है | वहों चन्द्रमा 
भी उसके डिये हिद्ययुक्त हो मार्ग देता है, जैसा कि दुन्दुमिका छिद्र होता है । 
उसके द्वारा वह ऊपरकी ओर चढ़ता है| वह अशोक ( शारीरिक दु.खसे 
रहित ) और अहिम ( मानसिक दुःखशून्य ) छोकमें पहुँच जाता है और 


उसमें सदा--अनन्‍्त वर्षोतक अर्थात्‌ ब्रह्मके अनेक कल्पोंतक निवास 
करता है ॥ १॥ 


१२१६ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


यदा वे पुरुषो विद्यानसाल्ो- 
कात्‌ ग्रेति शरीरं परित्यजति स 
तदा वायुमागच्छत्यन्तरिक्षे तिये- 


सभूतों वायुः स्तिमितो5भेयस्तिष्ठति, 
स॒वायुस्तत्र खात्मनि तस्मे 
संप्राप्ताय विजिहीते खात्मावय- | 
चान्‌ विगमयति च्छिद्रीकरोत्या- 
त्मानमित्यये/ । किंपरिमाणं 
छिद्रम ? इत्युव्यते--यथा रथ- 
चक्रस्य खं छि्रं प्रसिद्धपरिमाणम । 

तेनच्छिद्रेण स विद्वानूध्य 
आक्रमत ऊध्चः सन्‌ गच्छति 
स आदित्यमागच्छति। आदित्यो 
ब्रह्मलोक॑ जिगमिषोर्मागनिरोध॑ 
जृत्वा खितः सो5प्येवंविद उपास- 
काय द्वारं प्रयच्छति । तस्मे स 
तत्र विजिहीते, यथा लम्बरख 
ख॑ वादित्रविशेषस्नच्छिद्रपरिमाणं | 
सेन स ऊर्ध्य आक्रमते स चन्द्र- | 
मसमागच्छति । 


जिस समय पुरुष अर्थात्‌ उपासक 
इस छोकसे मरकर जाता है, शरीर-त्याग 
करता है, उस समय वह वायुको 
प्राप्त होता है, आकाशमें ति्यग्भूत 
( तिरछा होकर स्थित ) वायु घनीभूत 
अर्थात्‌ अमेबरूपसे विद्यमान है, वह 
वायु वहाँ अपनेमें प्राप्त हुए उस 
उपासकके लिये “बिजिह्वीते”! अपने 
अवयर्त्रोंका विच्छेद कर देता है अर्थात्‌ 
अपनेको छिद्रयुक्त कर देता है। 
कितना बडा छिद्र करता है, सो 
बतलाया जाता है--जैसा कि रथके 
पहियेका छिद्र होता है, वैसे प्रसिद्ध 
परिमाणवाला छिद्र कर देता है । 


उस छिद्रद्वारा वह विद्वान्‌ ऊर्ध्व 
होकर चढ़ता है, अर्थात्‌ ऊर्ध्वोन्मुख 
होकर जाता है, वह आदित्यलोकमें 
पहुँच जाता है| आदित्य ब्रह्मलोकको 
जानेवालेका मार्ग रोककर स्थित है। 
वह भी इस प्रकार जाननेवाले उस 
उपासकको मार्ग दे देता है | उसके 
लिये वहाँ वह अपने [ मण्डल ] को 
ठिद्ययुक्त कर देता है, जैसा कि लम्बर- 
नामक एक वाद्यविशेषके छिद्गका 
परिमाण ह्वोता है । उसके द्वारा वह 
ऊपरकी ओर चढ़ता है, वह चन्द्र- 
छोकमें पहुँच जाता है । 


प्रात्षण १० ] 


शादरभाष्याथ 


१२१७ 


बडे: बस 9 बरी प ब्क्टए0 ब<>:0. (८-७ ब्कर्टट7 2० न्यर्ट 20० ०८-०० न्वर्ट 2 बर्ट2: 0... नी ०2०० 


सो5पि तस्मे तत्र विजिहीते, 
यथा दुन्दुभेः ख॑ प्रसिद्धम्‌ 
ऊध्व आक्रमते | स लोक॑ प्रजा- 
पतिलोकमागच्छति: किंपिशिष्टम्‌ 
अशोक मानसेन दुःखेन विवर्जि 
तमित्वेततः अह्िम॑ हिमवर्जितं 
गारीरदृःखबर्जितमित्यथः: . त॑ 
प्राप्प तस्मिन्‌ बसति गशाश्वती- 
नित्या; समाः संवत्सरानित्यर्थः | 
ब्रह्मणो बहूनू कल्पान बसतीत्ये- 
तत्‌ ॥ १॥ 


 'अह्िमम'--हिमयजित 


प्रो बह भी उसके लिये अपनेको 


तेन स | मििवक्त कर देता ९, जैसा कि 
| टि रि री 

| दुन्दुभिका छिए प्रसिद्ध एं, उसके 
। दाग बद्द 


ऊपरकी ओर चढ्ता ऐ | 
बह लोक अर्थात्‌ प्रजापतिलोकर्म आ 
आंतों है फसे जाके 7? अदा केग 
अर्थात्‌ मानसिक दू “से रचित और 
अर्थत्त्‌ 
शारीरिक दू 'खगे रहित सोकर्मे। बहा 
पहचकर वह उसमें प्ञाश्ननी, समा -- 
नित्य अर्थात्‌ अनन्त बरषेतिक बसता 
ऐं। तात्पर्य यह कि बअग्माके अनेकों 


। कन्पोंतक वहाँ निवास करता | ॥१॥ 


2८ 9 फ्रन्य भ. 
9 ४7 ४2 ५०१2 2 २ रस जज 


कल्कि 


इति बृह्ददारण्यकोपनिपद्राप्य पश्नमास्याये 
दअम 


ठम गनित्राह्मणम | १० ॥ 





2० उ० १५३--१५४-- 


क्कादश काहाणः 





व्याधि, र्मज्ञानगमन और अम्मिदाहमें परम तपहाष्टिका विधान 
एतदू वे परमं॑ तपो यद्‌ व्याहितस्तप्यते परम 
हैब छोक॑ जयति य एवं वेदेतद्‌ वे परम॑ तपो य॑ प्रेत- 
मरण्य< हरन्ति परम< हैव छोक॑ जयति य एवं वेदेतद्‌ 
बै परम तपो य॑ प्रेतममावभ्यादधति परम हेव लोक 


जयति य एवं वेद ॥ १॥ 

यह निश्चय ह्वी परम तप है जो कि व्याधियुक्त पुरुषको ताप होता है; 
जो ऐसा जानता है वह परम छोकको ही जीत लेता है | मृत पुरुषको जो 
बनको ले जाते हैं, यह निश्चय द्वी परम तप है, जो ऐसा जानता है वह 
परम लोकको ही जीत लेता है । मरे हुए मनुष्यको सब प्रकार जो भम्रिमें 
रखते हैं, यह निश्चय ही परम तप है, जो ऐसा जानता है, वह्द परम छोकको 
ही जीत लेता है ॥ १ ॥ 


एतद्‌ वैपरम तपः | किंतत्‌ ? |. यद्द निश्चय परम तप है। वह क्या 

है ? व्याहित-व्याधित अर्थात्‌ ज्वरादिसे 

यद्‌ व्याहितों व्याधितों ज्वरादि- [ प्रस्त हुआ पुरुष जो तपता है, यह परम 
परिग्रहीतः सन्‌ यत्‌ तप्यते तदे-| तप है-ऐसा चिन्तन करे, क्योंकि ताप 
( तप इल्पेवं चिन्तयेत्‌ ओर तपइनमें समान ही छेश है | इस 

तत्‌ परम॑ तप इस्येव॑ ” | प्रकार चिन्तन करनेवाले उस विद्वान- 
दुःखसामान्यात्‌ । तस्यैवं चिन्त- | का, जो कि खत प्राप्त हुए रोगादि- 
| की निन्दा नहीं करता तथा उससे 

यतो विदुषः कर्मक्षयहेतुस्तदेव तपो विषादको प्राप्त नहीं होता, वह्दी तप 
मव॒त्यनिन्दतो5विषीद्त); स एवं ' कर्मक्षयका हेतु ढो जाता है | जो 


ब्राह्मण ११ ] शाहरसभाष्याथें १२५१९, 
बॉ ७ ब्यर्प:2० बपकिय बएि22, बॉ: नाईट जार 22७ नई 2:2० नई: चडपक नई  यॉर्<2 


च तेन विज्ञानतपसा दःग्ध- | इस प्रकार जानता है, वही उस 

| विज्ञानरूप तपके द्वारा पार्षोको दग्ध 
किल्बिप; परम॑ हैव लोक॑ जयति करके परम छोकपर विजय प्राप्त कर 
य एवं वेद । लेता है । 


तथा मुमूषुरादावेव कल्पयति; |. इसी प्रकार मरणासन्न पुरुष 
आरम्ममे ही कल्पना करता है, 
क्या कल्पना करता है ? मर जानेपर 
मां ग्रामादरण्यं हरन्ति ऋत्विजो- | ठशे ऋत्िग्गण असन्त्येष्टिक्मके लिये 

जो ग्रामसे वनमें ले जॉयगे, यह 
उन्त्यकमणे तद्‌ ग्रामादरण्यगमन- | निश्चय ही परम तप होगा---प्रामसे 


किम १ एतद्‌ वे परम तपो य॑ प्रेत॑ 


वन-गमनमें समानता होनेके कारण 


कबीर! वह मेरा परम तप हो जायगा | यह 
भविष्यति । ग्रामाद्रण्यगमन परम | तो प्रसिद्ध ही है कि आमसे वनमें 


सामान्यात्‌ परम॑ मम ततू तपो 
तप इति हि ग्रसिद्धस्‌ । परम हेव जाना परम तप है| जो ऐसा जानता 


है वह निश्चय ही परम लोकको,जीत 
लेता है । 


तथा जिस मृतकको सब ओरसे 
अग्निमें रखते हैं--यह भी उसके लिये 
परम तप होता है, क्योंकि अग्निग्रवेशमें 
सामान्यात्‌, परम हैव लोक॑ जयति | उससे समानता है । जो ऐसा 


जानता है वह निश्चय ही परम छोकको 
ये एवं वेद ॥ १॥ जीत लेता है ॥ १॥ 


>->+-+-+>०४०६००---- 


इति बृह्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्चमाध्याये 


लोक॑ जयति य एवं वेद । 
तथेतद थे परम तपो य॑ प्रेत- 


मप्रावभ्यादधति; अम्रिग्रवेश- 


एकादरशं तपोन्नाह्मणम्‌ || ११ ॥ 


"++-आई---<२६३०७०००-.--७०--०--- 


चशए्द्श कऋाह्रण 





अन्न-प्राणरूप वह्यकी उपातना और तद्विषयक आख्याव 
अन्न ब्रह्मेति-तयेतदुपासना- |. 'अन्न॑ ब्रह्म--इस प्रकार इस 
अन्य उपासनाका विधान करनेकी 

न्वरं विधित्सन्नाह-- इच्छासे वेद कहता है--- 
अन्नं अल्लेत्येक आहुस्तन्न तथा पूयति वा अन्नम्र॒ते 
प्राणात्‌ प्राणो बल्लेत्येक आहुस्तन्न तथा शुष्यति बे प्राण 
ऋतेए्नादेते ह ल्वेब देवते एकधामूयं भूल्रा परमतां 
गच्छतस्तडः स्माह प्रातृदः पितरं कि< स्विदेवेव॑ विदुषे 
साधु कुर्या किमेवास्सा असाघधु कुयोमिति स ह स्माह 
पाणिना मा प्रातृद कस्त्वेनयोरेकधाभूयं भूत्ता परमतां 
गच्छतीति तस्मा उ हैतदुवाच वीत्यन्नं वे व्यन्ने हीमानि 
सवोणि भूतानि विष्टानि रमिति ग्राणो बे र॑ प्राणे होमानि 
सवोणि भूतानि रमन्‍ते सवोणि ह वा अस्मिन्‌ भूतानि 

विशन्ति सवोणि भूतानि रसन्ते य एवं वेद ॥ १॥ 


कोई कहते हैं कि अन्न ब्रह्म है, किन्तु ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 
प्राणके बिना अन्न सड जाता है। कोई कहते हैं-प्राण ब्रह्म है, किन्तु 
ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अन्नके ब्रिना प्राण सूख जाता है। परन्तु ये 
दोनों देव एकरूपताको प्राप्त होकर परम भावको प्राप्त होते हैं---ऐसा 
निश्चय कर ग्रातृद ऋषिने अपने पितासे कहा था--'इस प्रकार जाननेवालेका 
में क्या शुभ करूँ अथवा क्‍या अशुभ करूँ ? [ क्‍योंकि कृतकृत्य हो 


प्राह्मण पर ] शाइस्माष्याथे १२२१ 
जप बाप: (23. बॉस: आए बाप )७ आप ब्डपिी बसी कआए १०५२-०० ब्वॉ< न: 
जानेके कारण उसका तो न कोई शुभ किया जा सकता है और न अशुभ 
ही । )' पिताने हाथसे निवारण करते हुए कहा--'आ्रातृद ! ऐसा मत 
कहो । इन दोनोकी एकरूपताको प्राप्त होकर कौन परमताको प्राप्त होता 
है ” अत उससे उस (प्रातृदके पिता) ने 'बि” ऐसा कहा । “वि! यही अन्न 
है | वि-रूप अन्नमे ही ये सब भूत प्रविष्ट है। 'रम” यह प्राण है, क्योंकि 
र अर्थात्‌ प्राणमें ही ये सत्र भूत रमण करते है । जो ऐसा जानता हैं, 
उसमें ये सब्र भूत प्रविष्ट होते हैं और सभी भूत रमण करते हैं || १ ॥ 


अन्न ब्रह्मान्ममयते यत्‌ तदू | अन्न ब्रह्म है। अन, जो कि 
खाया जाता है, वह ब्रह्म है--ऐसा 
किन्हीं आचायोंका कथन हैं; किन्तु 
तथा ग्रहीतव्यमन्न त्रह्मेति । अन्ये मा 
| खीकार करना चाहिये | दूसरे कहते 
हैं---प्राण ब्रह्म है. इसे भी इस 
रूपमें नहीं खीकार करना चाहिये । 
किन्तु अन्न ब्रह्म हैं? ऐसा क्‍यों 
5 । नहीं समझना चाहिये ? क्योंकि 
यसात्‌ पूयात झिद्यते पातभाव- | प्राणके विना यह सडता है, इसमें 
मापद्चत ऋते प्राणात्‌, तत | पानी छूटने लगता है अर्थात्‌ यह 
पूतिभाव--दुगगन्धको प्राप्त हो जाता 
कथ॑ त्रह्म भवितुमहेति ? त्रह्म हि | है । फिर यह किस प्रकार ब्रह्म हो 
सकता है * ब्रह्म तो वही हो सकता 

नाम तदू यद्विनाशि | है, जो अविनाशी हो । 
अस्तु तर्हिं ग्राणो ब्रह्म, नेचम्‌; | अच्छा तो प्राण ही ब्रह्म रहे, 
ऐसा नहीं; क्योंकि अन्नके विना प्राण 
सूख जाता है---शुप्कताको प्राप्त हो 

पति 

पेति ऋतेज्ञात्‌, अच्ताहि प्राण: | जय है। आ्राण तो अन्न भक्षण 
हि करनेवाला है, अत. अपने भक्ष्य 
उस्नेनाधंन विना न शक्तो- | अन्के ब्रिना वह अपनेको धारण 


त्रह्मेत्पेके आचायोा आहुसतन 


चाहु+-प्राणो ब्ह्मति, तच्च तथा 
न ग्रहीतव्यम्‌ । 
किमथ पुनरन्न॑त्रक्षेति न ग्राह्मम्‌: 





4 
५ 





यसाच्छुष्यति वे प्राणः शोपमु- 


श्श्रेर बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बलि, बकरे 3७. नाई ७. या 2:0., 3, कई (न, “ईवेंट, “आई: :0७ कई कटस्‍क "कई: 79७. "ई<>::स्‍00 “कई: 3७- 
त्यात्मानं धारयितुभ; तसाच्छु- | करनेमें समर्थ नहीं है, इसीसे अन्न- 
ध्यृति वै प्राण ऋतेष्न्नात्‌ | अत के ब्रिना प्राण सूख जाता है। अतः 


एकैकरय त्रह्मता नोपपद्यते यसात्‌ ' इनमेंसे एक-एकका त्रह्मत्व सम्मव 


| नहीं है, इसलिये ये अन्न और प्राण -- 
तसादेते ह ल्वेबान्नप्राणदेवते दलित, वाह दीकर -क 


एकघासूयमेकथामावं भूत्वा गत्वा  भवको प्राप्त होकर परमता--परम- 
परमतां परमत्व॑ गच्छतो ब्रह्मत्व॑ ' भावको प्राप्त होते अर्थात्‌ अह्मत्वको 
प्राप्लुत: । प्राप्त हो जाते हैं । 


तदेतदेवमध्यवस्य ह साह. इसे इस प्रकार निश्चय कर प्रातृद 
स॒ ग्रातृदों नाम पितरमात्मनः | “के ऋषिने अपने पितासे कहा- 
कैंखित खिदिति वि | 'किंखितः (कौन-सा )-इसमें 'खित!? 
गखितू वितकें, यथा यह वितकभात्र सूचित करनेके लिये 
मया त्रक्त परिकल्पितसेवं विदुपे | है, मैंने जिस प्रकार ब्रह्मकी कल्पना 
की है, उस प्रकार जाननेब्ालेका मैं 
क्या साधु करूँ ” साधु--शोमन 
पूजां का त्वस्मे पूजां कु्यामित्यमि- | अर्थात्‌ पूजा, तात्पर्य यह है कि 
प्राय: किमेवास्मै विदुषेज्साधु उसकी मैं क्या तो पूजा करूँ और 
गा सिल्यमिग्ोय क्या ऐसा जाननेवालेका मैं असाधु 
कुयों ऋतकृत्योउसावित्यमिग्रायः । | #रूँ ? अमिप्राय यह है कि वह तो 
अन्नप्राणो सहभूतों त्रक्ेति विद्वा- | कतकृत्य है | अन्न और प्राण--ये 
ज्ासावसाधुकरणेन. खण्डितो मिलकर ब्रह्म हैं---ऐसा जो जाननेत्राल 
हे है वह पुरुष अशुभ करनेसे तो खण्डित 
भवति, नापि साधुकरणेन | «ही होता ओर शुभ करनेसे महान्‌ 
महीकृतः । नहीं होता । 
तमेवंबादिनं स पिता ह साह | इस प्रकार कहनेवाले उस पुत्रको 
हाथसे रोकते हुए विताने कहा, 
पाणिना हस्तेन निवारयन्‌ मा प्रातृद! 'प्रावृद | नहों, ऐसा मत कहो |इन 


किंखित्‌ साधु कुयो साधु शोभनं 


ब्राह्मण रै२ ] शाइर्भाष्याथे १२५२३ 
जज व “पर बाप 2 बप्िपर- ब्वर्० बा९६६. ब(:22 बरस: 22० १०६२० न्का2-क 
मैं बोच: । कस्त्वेनयोरन्नप्राण- | अन्न और प्राणकी एकरूपताको प्राप्त 
योरेकधामूय॑ भूृत्वा परमतां कस्तु | होकर कौन परम-भाव ग्राप्त करता है 
गच्छति न कश्निद॒पि विद्वाननेन | इस अद्मदर्शनके द्वारा कोई भी विद्यान्‌ 
ब्रह्मदशनेन परमतां गच्छति । | परम-भाषको प्राप्त नहीं कर सकता। 
तसान्नेवं वक्तृमहसि कृतकृत्यो- | इसलिये तुम्हें ऐसा नहीं कहना 
असाविति । चाहिये कि यह कृतकत्य है ।! 


यदि ऐसी बात है तो आप 
' बतलाइये कि किस प्रकार परम-भाव 
प्रात्त करता है ? तत्र उसके प्रति 
वक्ष्यमाणं वच उवाच । कि तत्‌ १ उसके पिताने यह आगे कहा जानेवाला 
ब्रचन कहा | वह वचन क्‍या था » 
वह था 'ति! | बह "वि! क्‍या है सो 
अन्न॑ वे वि। अन्ने हि यस्मादि- वतलते हैं---अन्न ही 'वि' है, क्योंकि 
मानि स्वाणि भ्रृतानि विशन्या- | जा 
| आश्रित हैं, इसलिये अन्न 'त्रि! इस 
श्रितान्यतो5च्नं वीत्युच्यते । .. ' प्रकार कहा जाता है | 


यदयेवं त्रवीतु भवान्‌ कथं पर- 
[2 गच्छतीति ] 
मतां गृर १ तस््रा उ हतद्‌ 


वीति। कि तद्‌ वीत्युच्यते--' 


फिंचरमिति--रमिति चोक्त-.. सके सिवा 'रम! यह कहा--- 
पिताने 'रम? ऐसा भी कहा, सो वह 
'रम! क्या है ? प्राण ही 'रम! है | 
भ्राणो वे रम; कुत इत्याह ग्राणे | क्यो, सो बतलते हैं---क्योंकि वलके 
आश्रयभूत प्राणके रहनेपर ही सब 
भूत रमण करते हैं, इसलिये प्राण 
भृतानि रमन्तेउ्तों र॑ ग्राण; | | 'रम? है । इस प्रकार अन्न समस्त 
भूतोंके आश्रयरूप गुणत्राला है और 
प्राण समस्त भूतोके रतिरूप गुणबाला | 
गुणश्र प्राण; | न हि कश्चिदनाय- | बिना आयतन अर्थात्‌ बिना आश्रयके 


चान्‌ पिता | कि पुनस्तदू रस १ 
हि यसाद्‌ बलाश्रये सति सर्वाणि 


सर्वे भूताश्रयगुणमन्न॑ सर्वभरूतरति- 


१२२४ 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


बह किसे, नई लिये: व्य जिटे+ "32७ ब्को 3० कई ८2:2० या >०2:%- नया ० फक- बई पक ब्याई ८2%, व्याई- 2७ ब्य्ट * 72: 


तनो निराश्रयों रमते; नापि सत्य- 
प्यायतने5प्राणो दुबेलो रमते; यदा 
त्वायतनवान्‌ प्राणी बलबांश्व तदा 
कृतार्थमात्मान॑ मन्यमानो रमते 
लोक; “युवा स्थात्‌ साधुयुवा- 
ध्यायकः” (तै०उ० २।८।१) 
इत्यादिश्रुतेः । 

इदानीमेवंबिद:ः फलमाह-- 
सर्वाणि ह वा असिन्‌ भूतानि 
विशन्त्यन्नगुणज्ञानात्‌ स्वाणि 
भूतानि रमन्ते प्राणगुणज्ञानाद्‌ 
य एवं वेद ॥ १॥ 


भी कोई रमण नहीं कर सकता और 
आश्रयके होनेपर भी ग्राणहीन अर्थात्‌ 
बलह्टीन भी रमण नहीं कर सकता | 
जिस समय प्राणी आयतनवान्‌ और 
बलवान्‌ होता है तभी अपनेको कृतार्थ 
मानता हुआ वह रमण करता है, 
जेसा कि “युवक हो, अच्छा युवक 
हो और विद्यावान्‌ हो” इत्यादि श्रुति- 
से ज्ञात होता है | 

अब श्रुति इस प्रकार जाननेवाले 
उपासकका फल बतलाती है--जो 
ऐसा जानता है, उसमें अन्नगुणका ज्ञान 
होनेके कारण समस्त भूत प्रवेश 
करते है तथा प्राणगुणका ज्ञान होनेके 
कारण समस्त भूत रमण करते हैं | १॥ 


“7 ४+७४४७४४९ ७७०2 
इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पद्ममाध्याये 
द्वादशमन्नप्राणन्राह्मणम्‌ || १२ || 


222, 


हर 
| 


(०८ । 


चत्योद्श क्राहमण 


कि 24 24 


उक्थहष्सि प्राणोपापना 


उक्थं प्राणों वा उक्थ॑ प्राणो हीद< स्वम॒त्थापय- 
त्युडास्मादुक्थविद्‌ वीरस्तिष्ठत्युक्थस्य सायुज्य< सलोकतां 


जयति य एवं वेद ॥ १॥ 


“उक््थः इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण ही उक्थ है, 
क्योंकि प्राण ही इस सबको उत्पथापित करता हैँ । इस उपासकसे उक्थ- 
वेत्ता पुत्र उत्पन्न होता है । जो ऐसी उपासना करता है, बह प्राणके 
सायुज्य और सालोक्यको प्राप्त करता है || १॥ 


उक्थ॑ तथोपासनान्तरम्‌ | उक्थ॑ 
शखम; तद्डि प्रधानं महात्रते 
क्रतो | किं पुनस्तदुक्थम्‌ १ प्राणो 
वा उक्थम; प्राणश्र प्रधान इन्द्रि- 
याणामुक्‍्थं च शद्राणामत उक्थ- 
मित्युपासीत । 

कथ॑ प्राण उक्थम्‌ ९ इत्याह- 


प्राणो हि यसादिदं सबेमुत्थाप- 


इसी प्रकार 'उक्थः एक अन्य 
उपासना है | उक्थ शस्त्र है, वही 
महात्रत क्रतु्में प्रधान होता है । 
अच्छा तो वह उक्थ क्या है * प्राण 
ही उक्य है, प्राण इन्द्रियोंमे प्रधान 
है और उक्थ श्रम प्रधान है, 
। इसलिये प्राण उक्थ है-ऐसी उपासना 
करे । | 
प्राण उक्थ किस प्रकार है * सो 
श्रुति वतलाती है---क्योंकि प्राण ही 
इस सबको उठाता है, उठानेके 


यति; उत्थापनादुक्थं प्राणः, | कारण ग्राण उक्थ है; क्योंकि कोई 


नद्म्राणः कथ्रिदुत्तिष्ठति | 


भी प्राणहीन उठ नहीं सकता । 


१२२६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्रिटन 24७ नया २वईप 22 २६-०८ ब्कॉरेि2:0. 2, बर्फ, आई: क्‍४७ नई" कि, नई मिट प- बयई<२72फ 
तद॒पासनफलमाह--उद्धासा- अब श्रृति उसकी उपासनाका फल 

क बतलाती है-इस प्रकार उपासना 
देव॑विद उक्थवित्‌ प्राणविद्‌ वीर; | करनेवालेसे उक्यवित्‌--प्राणवित्‌ बीर 
यानी पुत्र उत्पन्न होता है-यह इसका 
प्रत्यक्ष फल है । परोक्ष फल यह है 
कि जो ऐसा जानता है, वह उक्थके 
सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता 

जयति य एवं वेद ॥ १॥ ।है॥ १ ॥ 


किला 2 2:72 ८ 


पुत्र उत्तिष्ठति ह-दृश्मेतत्‌ फलम्‌ | 


अद्ृष्ट तुक्थस्य सायुज्यं सलोकतां 


यजुद्श्सि प्राणोप्रसना 
यजुः प्राणो बे यजुः प्राणे हीमानि सवोणि भूतानि 
युज्यन्ते युज्यन्ते हास्मे सबोणि भूतानि श्रेष्ठयाय यजुषः 
सायुज्यर सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ २ ॥ 


्यजु.” इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण ही यजु है, क्योंकि 
प्राणमें ही इन सब भूतोंका योग होता है। सम्पूर्ण भूत इसकी श्रेष्ठताके 
कारण इससे सयुक्त होते हैं | जो ऐसी उपासना करता है, बह यजुके 
सायुज्य और सलोकताको ग्राप्त होता है ॥ २ | 


यजुरिति चोपासीत ग्राणम्‌; | 'यजु ? इस प्रकार भी प्राणकी 
प्राणों वै यजु);कर्थ यजुः प्राण: ? | सना करे, प्राण ही यु है, 
प्राण यज्ु किस प्रकार है ? क्योंकि 
प्राणमें ही समस्त प्राणियोंका योग 
युज्यन्ते | न द्यसति आगे कैनचित्‌ | होता है । प्राणके न रहनेपर किसीके 
साथ किसीका योग होनेका सामर्थ्य 
नहीं है, अत योग करता है, 
युनक्तीति ग्राणो यजुः । इसलिये प्राण यजु है। 


प्राणे हि यसात्‌ सर्वाणि भूतानि 


कस्यचिद्‌ योगसामथ्यंम; अतो 


ब्राह्मण ९३ ] शाइरभाषप्या्थ १५२७ 
३०.५०. नई 2० बरस 2 ब्िीफित -«५-०2:०- ब्ॉर्पि- न बॉ 9 ७ “बाद: ०० ब््सिसियेक कई य 2०० ब्यॉप 722 बऑर्प- ० 


एवंविदः फलमाह--युज्यन्त ' इस प्रकार उपासना करनेवालेका 
श्रुति फल बतलाती है-इस प्रकार 
उपासना करनेवालेको सम्पूर्ण भूत 
विदे सर्वाणि मृतानि श्रेष्ट॑॑ श्रेष्- श्रेष्यप-श्रेष्टभावका नाम श्रेप्ठय है, 
उस श्रेप्ठघ यानी श्रेष्ठ-भावके लिये 
-यह हममें श्रेष्ठ हो, इस निमित्तसे 
; श्रेण्ठो भवेदिति | यजुपः प्राण युक्त होते अर्थात्‌ उधम करते 
है | तथा वह यजुरूप प्राणका 
सायुज्य प्राप्त करता है-इत्यादि सत्र 
नम्‌ ॥ २॥ | अर्थ पूर्वत्रत्‌ हैं ॥ २ ॥ 


3. की / २:९५: हो 
पट अ टम गीड 


उद्चच्छन्त इत्यथेः | हास्रा एवं- 
भावस्तस्मे श्रेष्तयाय श्रेष्टभावायाय॑ 


सायुज्यमित्यादि से समा- 


सामहश्सि प्राणोपातना 
हा 

साम प्राणों वे साम प्राणे हीमानि सवोणि भूतानि 
८ बजे *५ 5 
सम्यक्वि सम्यश्वि हास्मे सबोणि भूतानि श्रष्ठयाय कब्पन्ते 

साम्नः सायुज्यश सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ३॥ 
'साम' इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण ही साम है, क्‍योंकि 
आणमे ही य सत्र भूत सुसगत होते हैं | समस्त भूत उसके लिये सुसंगत 
होते हैं तथा उसकी श्रेष्ठताके लिये समय होते हैं । जो इस प्रकार उपासना 

करता है, वह सामक्रे सायुज्य और सलोकताको प्राप्त होता है ॥ ३॥ 
सामेति चोपासीत प्राणम्‌ |, 'साम” इस प्रकार भी प्राणकी 
आणा वें साम । कृथ॑ प्राण: साम १ | उपासना करे | प्राण ही साम है । 
प्राण ।है यसात्‌ सवोणि भूतान ! प्राण साम किस प्रकार है ? क्योंकि 
सम्याश्व संगच्छन्ते संगमनात्‌ | प्राणमें ही सब भूत संगत होते है; 
ता साम प्राण; | | स्ठमन अर्थात्‌ साम्यप्राप्तिेके कारण 
सर्म्याश्ध संगच्उन्ते हास्में स्वाणि | ग्राण साम है। सम्पूर्ण भूत उसके 
भूतानि । न केवल संगच्छन्त साथ संगत हो जाते हैं; केवल सगत 


श्श्श्ट बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्यरफ० ब्लड बहस ब्याकफ नि पिन बस: न :2क्‍0, जय: स्‍0. “ब्द 2८०3७ नाईक, 
एव, श्रेष्ठभावाय चास्मे कब्पन्ते | ही नहीं होते, इसके श्रेष्ठभावके लिये 
भी समर्थ होते है । सामके सायुज्यको 
ग्राप्त होता है--इत्यादि अर्थ पूर्ववत्‌ 

त्यादि पूर्ववत्‌ | ३ ॥ | है ॥ ३ ॥ 


«-+++(>55"-85$2.<:2--+++-- 


समथ्येन्ते । साम्रः सायुज्यमि- 


क्षत्रहश्सि प्राणोपासना 

क्षत्र॑ प्राणो वे क्षत््॑ प्राणो हि वे क्षत््र॑ त्रायते हैन॑ 

प्राण: क्षणितो: प्र क्षत्रमत्रमाप्तीति क्षल्रस्य सायुज्यर 
सलोकतां जयति य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


प्राण क्षत्र है---इस प्रकार प्राणकी उपासना करे | प्राण ही क्षत्र है | 
प्राण ही क्षत्र है---यह प्रसिद्ध है। प्राण इस देहकी शख्रादिजनित क्षतसे 
रक्षा करता है | अतन्रम----अन्य किसीसे त्राण न पानेवाले क्षेत्र ( प्राण ) 
को श्राप्त होता है । जो इस प्रकार उपासना करता है, वह क्षत्रके सायुज्य 
और सलोकताको जीत लेता है || ४ ॥ 


त॑ ग्राणं क्ष्रमित्युपासीत | | उस आणकी क्षत्र” इस प्रकार 


प्राणो वै क्षत्र॑ ग्रसिद्धमेतत्‌ श्राणों | सना करे | प्राण ही क्षत्र है-- 

हि यह प्रसिद्ध है कि प्राण ही क्षत्र है | 
हि वे क्षत्रम्‌ | कथं प्सिद्धता १ | यह प्रसिद्धि कयोंकर है, सो श्रृति 
इत्याह--त्रायते पालयत्येन॑ पिण्डं | वतल्ती है-इस पिण्ड यानी शरीरकी 


देह प्रागः क्षणितोः शत्रादि- | >ण क्षतसे-शख्रादिकी पीडासे रक्षा 


करता है अर्थात्‌ उसे पुन माससे 
हिंसितात पुनमसिनाप्रयति भर देता है, अतः क्षतसे रक्षा 
यसात्‌ तस्रात्‌  क्षतत्राणात्‌ | करनेके कारण प्राणका क्षत्रत्व प्रसिद्ध 


प्रसिद्ध क्षुत्न॒स्व॑ ग्राणस्य | है| 


ब्राह्मण ९३ ) शाउरमभाप्पा्थे ध्श्श्ण 
ब्कॉ: बर्ई2० बॉय 2 बीए. ब्वॉटए ० नव 2 ब्व्पएफ- ब्व्पि न्ञप्ि2, बहर्पि:; ० ब्कॉर्टी ० नर्पिि: 2० 
विदृत्फलमाह--प्र  ध्षत््रमत्रें बे श्रुति उपासकको मिलनेयाला 
नव फूल बतलाती है --प्र क्षत्नम्‌ अन्रम्‌-- 
न ब्रायतेडन्येन दित्यत्रं । जिसका किसी दूसरेसे त्राण नहीं 
' किया जाता, वह प्राण अत्न-द्षत्र है, 
| उस अन्न क्षत्ररूप प्राणको प्राप्त 
प्राम्नोतीत्यथं:ः | शाखान्तरे था होता है । शाखान्तर ( माध्यन्दिनी 
' आखा ) में पाठान्तर होनेके कारण 
क्षममात्रको प्राप्त होता हैं अर्थात्‌ प्राण 
भवतीत्यथ: | क्षत्रय॒सायुज्य॑ , हो जाता है--ऐसा अथ होगा। 
४ . | जो इस प्रकार उपासना करता है, 
पलोकतां जयति ये एवं बह क्षत्रके सायुज्य ओर सलोकताको 
वेद ॥ ४॥ प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 
-ब>4:2५०- 


ध्ृत्र॑प्राणस्तमत्न॑ क्षत्त्र॑पग्रा्ं 


पाठात्‌ क्षल्रमात्रं प्राम्मोति प्राणो 


इति बृहदारण्यकोपनिपद्धाप्ये पञ्चमाध्याये 
त्रयोदशमुक्यत्राह्मणम्‌ [| १३ ॥ 





१. त्रागहीन । २ वहाँ ५प्र क्षत्मत्रमाप्रोति 
हे त््रमत्रमाप्मोति? के स्थानमे प्र क्षत्त्रमात्रमा- 
मोति! ऐसा पाठान्तर है। हक 


चतुदेश काहण 


+>-+«“53&-०१७---०१---८ 


गायत्र्युपासना 


ब्रद्मणो. हृदबाद्ननेकोपाधि- 
विशिष्टयोपासनमुक्तम । अथे- 
दानीं गायच्युपाधिविशिष्टसयो- 
पासन वक्तव्यम्‌ , इत्यारभ्यते | 
सर्वच्छन्द्सां हि. गायत्रीहन्दः 
प्रधानभूतम्‌, तस्मयोक्तगयत्रा- 
णाद्‌ गायत्रीति वक्ष्यति | न 
चान्येषां उन्दसां प्रयोक्तप्राण- 
त्राणसामथ्यम्‌: प्राणात्मभूता च 
सा स्वच्छन्दसां चात्मा प्राणः | 
प्राणश्र क्षतत्राणात्‌ क्षत्रमि- 
त्युक्तम$ ग्राणश्व गायत्री; तसात्‌ 
तदुपासनमेव विधित्खते । 
हिजोत्तमजन्महेतुत्वाच्च-- 
“गायन्र्या ब्राह्मणमस जत त्रिष्टुभा 


राजन्यं जगत्या वेश्यम!” इति 
हिजोत्तमस् ठ्वितीय॑ जन्म गायत्री- 


हृदय आदि अनेक उपावियोंसे 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना बतलायी 
गयी | अब आगे गायत्रीरूप उपाधिसे 
विशिष्ट ब्रह्मकी उपासना वतलानी है, 
इसलिये आरम्म किया जाता है। 
सम्पूर्ण छन्दोंमें गायत्री छन्‍्द ही 
प्रधानभूत है, उसका प्रयोग करने- 
बाले गयका त्राण करनेके कारण यह 
गायत्री है--ऐसा श्रुति बतलावेगी । 
अन्य छन्दोंमें अपने प्रयोक्ताके ग्रार्णो- 
की रक्षा करनेका सामर्थ्य नहीं है | 
किन्तु वह ग्राणकी खरूपभूता है 
और प्राण सम्पूर्ण उन्दोंका आत्मा है | 
तथा क्षतसे त्राण करनेके कारण प्राण 
क्षत्र है--ऐसा ऊपर कहा जा चुका 
है। प्राण ही गायत्री है, इसलिये 
उसकी उपासनाका ही विधान करना 
अमीष्ट है | 


इसके सिवा द्विजोत्तम जन्मका हेतु 
होनेसे भी [ इसका विधान किया 
जाता है ] । “गायत्रीसे ब्राह्मणको 
रचा, तिष्ठुप्से क्षत्रियको और जगतीसे 
वेश्यको” इस श्रुतिके अनुसार 
दिजोत्तमका द्वितीय जन्म गायत्रीके 


ब्राह्मण १७ ] शाइरभाष्याथ १२३१ 
६३2५. ०८९६)... ब्यस2 ब्वपम)2०- बम. «६. व्प् 2 ब्अर्पि ० वऑर्सि:)०- र्प2 "५-2० ब्कॉर्प:2७- 
निमित्तम्‌ । तस्रात्‌॒प्रधाना कारण है । इसलिये गायत्री प्रधान 
गायत्री । न्राह्मणा च्युत्याय! | दै। 'माह्मण व्युत्यान करके [ मिक्षा- 


चर्या करते हैं), "ब्राह्मण अभिवादन 
ब्राह्मणा अभिवदन्ति! 'स ब्राक्मणो 3 


विपापो के | करते हैं', वह ब्राह्मण निष्पाप, 
विपापो विरजो<विचिकित्सो ' निर्दोष और निःशद्ध ब्राह्मण होता 


त्राह्मणो भवत्ि! इत्युत्तमपुरुषार्थ- है? इत्यादि श्रुतियो श्रहमणका उत्तम 
संबन्ध॑ त्राह्मणस्य दर्शयति । तत्च | उरुपार्यसे सम्बन्ध प्रदर्शित करती हैं । 
| ओर बह ब्राह्मणत्व गायत्रीजन्ममूलक 
है; इसलिये गायत्रीका खरूप बतलाना 
सततम्‌ | आवश्यक है | जो गायत्रीद्वारा रचा 
गायत्या हि यः सृण्रो ठिजोत्तमो ' हुआ निरछ्ठुश ह्विजश्रेष्ठ है, उसीका 
निरहुश एवोत्तमपुरुषार्थशाधने- | उत्तम पुरुपार्थसाधनमें अधिकार है । 
उपिक्रियते, अतरतन्मूलः परम- | परमपुरुषार्थका सम्बन्ध गायत्रो- 


यम मूलक है | इसलिये उसकी उपासना- 
अजायसदस्धः | तसात्तदुपासन- | क्षा विधान करनेके लिये प्रति कद्ठती 


विधानायाह-- बन 





त्राह्मणत्व॑ गायत्रीजन्ममूलमतो 
वक्तव्य गायत्र्याः 


गायत्रौके अरधम लोक-पादकी उपासना 


भूमिरन्तरिक्षं द्योरित्यष्टावक्षराण्यष्टाक्षरर्ह वा एक 
गायन््ये पदमेतदु हैवास्या एतत्‌ स यावदेषु त्रिषु लोकेषु 
तावड जयति योषस्या एतदेवं पदं वेद ॥ १ ॥ 
भूमि, अन्तरिक्ष और धो--ये आठ अक्षर हैं | आठ अक्षरवाढ्ा ही 
गायत्रीका एक ( प्रथम ) पाद है | यह ( भूमि आदि ) ही इस गायत्रीका 


प्रथम पाद है। इस प्रकार इसके इस पदको जो जानता है, वह इस 
त्रिलोकीमें जितना कुछ है, उस सबको जीत लेता है॥ १ ॥ 


११३२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
22 कप नि ब्यप)७ ब्यर्परि ७. ब(३22. बह: ०९2७. "बाप. पर बपसिट 
भूमिरन्‍्तरिक्ष॑ चौरित्येतान्य- | भूमि, अन्तरिक्ष, थौ--इस 


, अशक्षरः णि ये गायत्री- 
शबक्षराणि, अशक्षरमष्वक्षराणि | 7कर ये आठ अक्षर हैं । हे 
< | का एक अर्थात्‌ प्रथम पाद अष्टाक्षर- 
यस्थ॒ तदिदमश्ाक्षरम ह वे 


न आह , | जिसमें आठ अक्षर हों ऐसा यह 
! के अथर्म | अहक्षर है। ह और वै--ये प्रसिद्धि- 


गायत्यै गायत्याः पदम्‌, यका- | के सूचक निपात हैं | “थौ? इसके 
रेणैवाए्टत्वपूरणम, एतदु हैवैतदे- | यकारसे ही आठ संख्याकी पूर्ति होती 
वास्था गायत्याः पद॑ पादः प्रथमो | दी ईंस गयत्रीका भूमि आदि 
म्यादिलश्षणस | लक्षणोंवाल्ला त्रिढोकरूप प्रथम पाद 
भूम्यादिलक्षणखेलोक्यात्मा; अ- | है, क्योंकि आठ अक्षर होनेमें इनकी 
शस्‍क्षरत्वसामान्यात्‌ । | समानता है । 
एबमेतत्‌ त्रेलोक्यात्मक॑ गाय-| इस प्रकार गायत्रीके इस 
त्या: प्रथम पद यो बेद तस्यैतत्‌ | त्ैलोक्यात्मक प्रथम पादको जो जानता 
लि है, उसे यह फल ग्राप्त होता है| वह 
फलम्‌--स विद्वान यावत्‌ 


खिदेप कक उपासक, जो इस प्रकार इसके इस 
किखिदेषु त्रिषु लोकेषु जेतव्यं पादको जानता है, इस त्रिलोकीमें जो 


तावत्‌ सर्वे ह जयति योड्स्या | कुछ जय करनेयोग्य है, उस सभीको 


एतदेव॑ पदं वेद ॥ १ ॥ जीत लेता है ॥ १ ॥ 
-“&7०<508-०-$9-- 
गायत्रीके द्वितीय त्रयीपदकी उपाधना 
तथा-- |. इसी प्रकार-- 


ऋचो यजू<षि सामानीत्यष्टावक्षराण्यशक्षरर ह वा 
एक गायज्ये पदमेतदु हैवास्था एतत्‌ स यावतीयं त्रयी 
विद्या तावड जयति यो5स्या एतदेवं पद वेद ॥ २ ॥ 


ऋच,, यजूषि, सामानि? ये आठ अक्षर हैं| आठ अक्षवाल 
दी गायत्रीका एक ( द्वितीय ) पाद है| यह ( ऋक्‌ आदि) ही इस 


ब्राह्मण १४ ) शाइरसाष्याथे १२५३३ 
अव्स फ बएी220०*कॉर्स 2० नव सेफ एन पक, बिक बिक वरथ->- 2०० ब्ॉिटिप नए फ न लेकर 
गायत्रीका द्वितीय पाद है। जो इस प्रकार इसके इस पादको जानता है, 
वह जितनी यह त्रयीविद्या है [ अर्थात्‌ त्रयीविधाका जितना फल है ] 

उस सभीको जीत लेता है || २॥ 


ऋचो यजूंषि सामानीति| “ऋच:, यजूंषि, सामानि! ये त्रयी- 


त्रयीविधानामक्षराणि, एसान्यप्य- | तिशके अक्षर हैं । ये भी आठ ही 

५ हैं; इसी प्रकार गायत्रीका एक अर्थात्‌ 
प्टावेव; तथ॑वाश्टाक्षरं ह चा एक॑ दिये पट बलि अत पक क। 
गायब्ये पद द्वितीयम्‌। एतदु हैवास्‍्था | अाक्षरत्वमें समानता होनेके कारण 
एतदू. ऋग्यजुःसामलक्षणसष्टा- | ही यह ऋग्यजुःसामरूप गायत्रीका 


क्ुरत्वसामान्यादेव । स यावतीय | झितीय पाद है। जो इस गायत्रीके 


दर ६2 इस न्रेत्रिय ( तीनों वेद ) रूप पदको 
त्रयीविद्या त्रय्या विद्या यावत््‌ जॉन है। बढ: जितनी यह नवीन 


फलजातमाप्यते ताबद्ध जयति [हे अर्थात्‌ त्रयीविद्योसे जितना फल 
योध्सा एतद गायत्यास्तेविद्य- | प्राप्त किया जाता है, वह सब जीत 
लक्षणं पद वेद ॥ २॥ लेता है | २ ॥ 





गायत्रीके तृतीय ग्रणादिषाद और तुरीय दर्ज्त परोरजापादकी उपासना 
तथा--- तंथा[-.- 

प्राणोपपानो व्यान इत्य्टावक्षराण्यष्टाक्षरर हु वा 
एक गायज्ये पदमेतदु हैवास्या एतत स यावदिद॑ं प्राणि 
तावड जयति योएस्यथा एतदेव॑ पद॑ वेदाथास्यएतदेव 
तुरीयं दर्शतं पद परोरजा य एब तपति यद्‌ वे चतुर्थ 
तत्‌ ठ॒रीय दशेतं पदसिति दृद्दश इव होष परोरजा इति 
संस ह्ंवेष रज उपयुपरि तपत्येवर हेव श्रिया यशसा 


तपति योष्या एतदेव पदं बेद ॥ ३ ॥ 
वृ० उ० १००---१६०६-..- 


१२३४ चुहृदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बलि न्यर्ट “23७. नई नि पाई नए न 22७ आई 7७ नाई 2७ २८2७. कर नेट नया नेट नया >:0स्‍७- जाई :0- 
प्राण, अपान, ब्यान--ये आठ अक्षर हैं| आठ अक्षखाला ही 
गायत्रीका एक (तृतीय ) पाद है । यह प्राणादि ही इस गायत्रीका तृतीय! 
पाद है | जो गायत्रीके इस पदको इस प्रकार जानता है, वह जितना यह 
प्राणिससुदाय है, सबको जीत लेता है | और यह जो तपता ( प्रकाशित 
होता ) है वही इसका तुरीय, दर्शत, परोरजा पद है | जो चतुर्थ होता 
है, वही 'तुरीयः कहलाता है। 'दर्शत पदम! इसका अर्थ है--मानो 
[ यह आदिमण्डलस्थ पुरुष ] दीखता है, 'परोरजा ” इसका अर्थ है--यह 
सभी रज [ यानी छोकों ] के ऊपर-ऊपर रहकर प्रकाशित होता है । जो 
गायत्रीके इस चतुर्थ पदको इस प्रकार जानता है, वह इसी प्रकार शोभा 
और कीरतिसे प्रकाशित होता है ॥ ३ ॥ 


प्राणो5पानों व्यान एतान्यपि 


कक 


प्राण, अपान, व्यान--य 
प्राणादिके नाम भी आठ ही अक्षर 
हैं । यह गायत्रीका तृतीय पाद है | 
गायत्यास्तृतीय॑ पद॑ यावदिद॑ | जो इस प्रकार गायत्रीके इस तृतीय 


प्राणिजातं तावद्धू जयति योड्स्या मा ला 
एतदेवं गायन्यास्तृतीयं पद वेद। | छेता है । 

अथानन्तरं गायत्यास्रिप-. अब आगे शब्दात्मिका त्रिपदा- 
दायाः. शब्दात्मिकायास्तुरीयं | ।यत्रीका अभिषेयभूत चतुर्थ पद 
पदसुच्यते5भमिधेयभूतमस्थाः प्रकृ- 


बतलाया जाता है | यह जो तपता 
, | है, वही इस प्रक्रृत गायत्रीका 
ताया गायत्र्या एतदेव वक्ष्यमाणं है, वही इस प्रकृत गायत्रीका यह आगे 
तुरीय॑ दशेतं पद परोरजा य एप 


प्राणाद्यमिधानाक्षराण्य । तद्च 


बतछाया जानेवाला तुरीय दर्शत 
परोरजा पद है | 'तुरीयम? इत्यादि 
तपति । तुरीयमित्यादिवाक्य- 
पदार्थ खयमेव व्याचष्टे श्रुतिः--- 
यद्‌ वे चतुर्थ असिद्धं लोके 


वाक्यके पदोंके अर्थकी श्रुति खय॑ ही 
व्याख्या करती है । 


लोकमें जो चतुर्थ प्रसिद्ध है, वही 


तदिद॑ तुरीयशब्देनामिधीयते । | यह 'तुरीय” शब्दसे कह गया है । 


ब्राह्मण १४ | 


शाइरसाष्याथे 


श्र२५ 


8... «६०२६... ६९२७. «९२०. नरक ५8 92 न22 ९2 ४०2० नि नए 2 


दर्शतं पदमित्यस्य कोड्थेः ! 
इत्युच्यते--दच्श इच दृश्यत इव 
होष मण्डलान्तगंतः पुरुषो5तो 
दर्शतं पदसुच्यते। परोरजा इत्यरय 
पद को5थे १ इत्युच्यते-- 
सर्व॑ समस्तमु ह्ोवेष मण्डलखः 
पुरुषों रजों रजोजात॑ समस्त॑ 
लोकमित्यर्थः, उपयुपर्याधिपत्य- 
भाषेन से छोक॑ रजोजात॑ 
तपति । उपयुपरीति वीप्सा 
सर्वलोकाधिपत्यख्यापनाथा । 


ननु स्ेशब्देनेव सिद्धत्वादू 


वीप्सानथिका । 

नेष दोष; येपाम्ुपरिष्ठात्‌ 
सविता दृश्यते तद्दिषय एवं सर्व- 
शब्दः स्थादित्याशड्ानिवृत्त्यथा 
वीप्सा । “थे चाम्मष्मात्‌ पराश्वो 
लोकास्तेषां चेश्टे देवकामानां च” 
(छा० उ० १।६।८) इति 


श्रुत्यन्तरात्‌ । तसात्‌ सर्वावरो- 
धाथो वीप्सा । 


'दरशैत पदम! इसका क्या अर्थ है, 
सो बतलाया जाता है---यह मण्डला- 
न्तगत पुरुष दद्श इबः अर्थात्‌ 
दीखता-सा है, इसलिये यह 'दर्शत 
पद” कहा जाता है । परोरजाः? 
इस पदका क्या अर्थ है ? सो बतलाते 
हैं--यह मण्डलस्थ पुरुष समस्त 
रजः-- रज.समूह अर्थात्‌ सारे ही 
लोकको ऊपर-ऊपर आधिपत्यभाव- 
से सम्पूर्ण लोकरूप रज.समहको 
प्रकाशित करता है। “उपरि-उपरि! 
यह द्िरुक्ति उसका समस्त छोकपर 
आधिपत्य प्रकट करनेके लिये है | 


आक्षेप-किन्तु आधिपत्य तो प्सबः 
शब्दसे ही सिद्ध हो जाता है--ऐसी 
थितिमें द्विरुक्ति तो व्यर्थ ही है । 


उत्तर-यह दोप नहीं है, क्योंकि 
जिनके ऊपर सूर्य दिखायी देता है, 
सर्वशब्द तो उन्हींके विषयमें होगा--- 
इस आशड्डाकी निवृत्तिके लिये द्विरुक्ति 
की गयी है | यह बात “जो कि इससे 
ऊपरके लोक हैं, यह आदित्यमण्डलस्थ 
पुरुष उनका और देवताओंके अभीष्ट 
फर्कोका भी खामी है”? इस अन्य श्रुतिसे 
सिद्ध होती है | अतः सभी छोकोंका 
अवरोध करनेके लिये यह दिरुक्ति है। 


१२३६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बल्कि व्यय 2 वि वि बस पल ना किक बरस बम बा 


यथासो सविता सर्वाधिपत्य-| जो गायत्रीके इस चतुर्थ दर्शत 


लक्षणया श्रिया यशसा च॒ | 'ईकी इस अ्रकार जानता है, वह 


तपत्थेन बची > इसी प्रकार श्री और कीर्तिसे प्रकाशित 
ख्यात्या तपत्यंव॑ हेव श्रया होता है जैसे कि यह भआादित्य 


यशसा च तपति योअ्सा | सर्वाधिपत्यरूपा श्री और कीर्तिसे तप 
एतदेव॑ तुरीय॑ दशेतं पद वेद ॥३॥॥  रह्य है ॥ ३ ॥ 
+-++<८85फ्रैज्ेत-+--- 
गायत्रीक्ी परमग्रतिष्ठा ग्राण हैं, “गायत्री” शच्दका निरवेचन और 
वटुको किये गये गायच््युपदेशका फल 

सेषा गायज्येतस्मिरस्तुरीये दशते पदे परोरजसि 
प्रतिष्ठिता तद्‌ वे तत्‌ सत्ये प्रतिष्ठितं चल्लुबें सत्यं चक्षुहिं 
वे सत्यं तस्माद्‌ यदिदानीं ढ्ौ विवदमानावेयातामहमदरी- 
महमश्रोषमिति य एवं ब्रूयादहमद्शमिति तस्मा एवं श्रदद- 
ध्याम तदू वे तत्‌ सत्यं बले प्रतिष्ठितं प्राणो वे बलं तत्‌ 
प्राणे प्रतिष्ठित तस्मादाहुबंछर सत्यादोगीय इत्येवंबेषा 
गायत््यध्यात्म॑ प्रतिष्ठिता सा हैषा गयाश्स्तत्रे प्राणा बे 
गयास्तत्याणा<स्तत्रे तदू यद्‌ गया<स्तन्ने तस्माद्‌ गायत्री 
नाम स यामेवासू< साविन्नीमस्वाहैवेष सा स यस्मा अन्वाहं 
तस्य प्राणाश्खायते ॥ ४ ॥ 


वह यह गायत्री इस चतुर्थ दशंत परोरजा पदमें प्रतिष्ठित है | वह 
पद सत्यमें प्रतिष्ठित है | चक्षु ही सत्य है, चक्षु ही सत्य है---यहद प्रसिद्ध 
है । इसीसे यदि दो पुरुष 'मैंने देखा है?, “मैंने सुना है? इस प्रकार विवाद 
करते हुए आवें तो जो यह कहता होगा कि 'मैंने देखा है! उसीका हमें 


ब्राह्मण १४ ] शाइरमभाष्याथे १२३७ 
ब्कॉर्पय 20. पे बाप नि: प्र: 2 बर्पवट 220७ ्य्ट ८2: व्यय: नई ८20७० "कई रे: -०क ८:७०. "रई (7७. 
विश्वास होगा । वह तुरीय पादका आश्रयमूत सत्य बल्मे प्रतिष्ठित है | प्राण 
ही बल है , वह सत्य प्राणमें प्रतिष्ठित है। इसीसे कहते हैं कि सत्यकी 
अपेक्षा बल ओजखी है | इस प्रकार यह गायत्री अध्यात्म ग्राणमें प्रतिष्ठित 
है| उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण किया था। प्राण ही गय हैं, उन 
ग्राणोंका इसने त्राण किया । इसने गरय्योका ज्राण किया था, इसीसे इसका 
गायत्री? नाम हुआ । आचार्यने आठ वर्षके बटुके प्रति उपनयनके समय 
जिस साबित्रीका उपदेश किया था वह यही है। वह जिस-जिस बहुको 
इसका उपदेश करता है, यह उसके-उसके प्रा्णोंकी रक्षा करती है || ४ ॥ 


सैषा त्रिपदोक्ता या त्रेलोक्य- 
त्रेविद्यप्राणलक्षणा गायत्येतस्ि- 
श्रतुर्थ तुरीये दर्शते पदे परोरजसि 
प्रतिष्ठिता, मूर्तामृतरसत्वादादि- 
त्यस्सय; रसापाये हि वस्तु नीर- 
समप्रतिष्ठितं मवति; यथा काष्टादि 
दग्धसारं तद्॒त्‌। तथा मूतामूतो- 
त्मक॑ जगत्‌ त्रिपदा गायत्यादित्ये 
प्रतिष्ठिता तद्रसत्वात्‌ सह त्रिमिः 
पादे। । 


तद्‌ वे तुरीय॑ पद सत्ये प्रति- 


पूर्वोक्त तीन पादोबाली वह यह 
त्रेलोक्य, जेविय और ग्राणरूपा गायत्री 
इस चतुर्थ तुरीय दर्शत परोरजा पदमें 
प्रतिष्ठित है । [ यह मूर्तामूर्तरूप 
गायत्री चतुर्थ पदरूप आहदित्यमें 
प्रतिष्ठित है] क्योंकि आदित्य मूर्ता- 
मूतंरसखरूप है | रस न रहनेपर 
तो वस्तु नीरस और अप्रतिष्ठित हो 
जाती है, जिस प्रकार जिसका सार 
दग्ध हो गया है, वह काष्ठादि नीरस 
हो जाता है, उसी प्रकार यहों भी 
समझना चाहिये । इस प्रकार मूर्ता- 
मूर्तात्मक जगदूरूपा त्रिपदा गायत्री 
तीनों पादोंके सहित आदित्यमें 
प्रतिष्ठित है, क्योंकि आदित्य उसका 
( जगत्‌का ) सार है । 


वह तुरीय पद सत्यमे प्रतिष्ठित 


छितस्‌ । कि धुनस्तत्‌ सत्यम््‌ १ | है । वह सत्य क्या है? सो बतराया 
इत्युच्यते--चश्लुवें सत्यम््‌ | कथं | जाता है-चक्षु ही सत्य है। किसि 


चृद्ददारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्वाप22. एन 2) ब्यव2:, नर: नाई ४:22 लि "२. मिशन ९, अकलर ० 4, अशमब .० २, मी «2, मी 2, न] 


चन्लु) सत्यमित्याह--प्रसिद्धमेत- 
झक्षुहि वे सत्यम। कथ॑ प्रसिद्धता ? 
इत्याह--तस्माद्‌ यद्‌ यदीदानी- 
मेव हो विवदमानो विरुद्ध वद- 
मानावेयातामागच्छेयातामहमदश 
दृष्वानसीत्यन्य आहाहमश्रौप॑ 
त्वया दृए्ट न तथा वहस्त्बरिति तयो्य 
एवं त्रुगादहमद्राक्षमिति तस्रा 
एवं श्रदृष्याम न पुनर्यों त्र॒याद- 
हमश्रोषमिति । श्रोतुसृंपा श्रवण- 
सपि संभवति न तु चक्षुपरो सपा 
दशनम्‌; तसान्नाश्रौषमित्युक्त- 
बते श्रद्ृध्याम । तस्ात्‌ सत्यप्रति- 
पत्तिहेतुत्वात्‌ सत्य॑ चक्षुस्तसिन्‌ 
सत्ये चक्षुपि सह त्रिभिरितरेः पादे- 
स्तुरीयं पद प्रतिष्ठितमित्यथः । 
उक्त च “स आदित्यः कसिन्‌ 
प्रतिष्ठित इति चल्नुपीति” (३। 
९।२०)। 


तद्‌ वे तुरीयपदाश्रयं सत्य 
बले प्रतिष्ठितम्‌ । कि पुनस्तद्धलम ! 








प्रकार चक्षु सत्य है? सो श्रुति 
बतलाती है-यह बात प्रसिद्ध है कि 
चक्षु ही सत्य है । ऐसी प्रसिद्धि 
क्यों है ? सो श्रुति बतछाती है- 
इसलिये, यदि इसी समय दो तरिवाद 
करनेवाले-परस्परविरुद्ध बोलनेत्राले 
आवें, उनमेंसे एक कहता हो कि 
मैंने ऐसा देखा है? और दूसरा कहे 
कि 'मैंने सुना है, ठते जैसी देखी 
है वह वस्तु वैसी नहीं है? तो उनमें- 
से जो यह कहेगा कि 'मैंने उसे 
देखा है?, हम उसीका विश्वास करेंगे, 
जो ऐसा कहता है कि मैंने सुना है? 
उसका नहीं । झुननेवालेका श्रत्रण 
तो मिध्या भी हो सकता है, किन्तु 
नेत्रोकी मिथ्या दर्शन नहीं हो 
सकता । इसलिये जो कहता है कि 'मैंने 
सुना है? उसमें हमारा विश्वास नहीं 
होता । अत, सत्यज्ञानका हेतु होनेके 
कारण चक्षु सत्य है । उस सत्यरूप 
चक्षुमें अन्य तीन पादोंके सहित 
तुरीय पद प्रतिष्ठित है--ऐसा इसका 
तात्पर्य है | कहा भी है-. “वह 
आदित्य किसमें प्रतिष्ठित है ? चक्षुमें?? 


वह तुरीय पदका आश्रयमभूत सत्य 
बलमें प्रतिष्ठित है | वह बल क्‍या 





ब्राह्मण १४ | 


शाइरभाष्याथ 


१२३२९ 


रपट. “आन बपिए आफ जि, नॉरसिये बा परन बसे नए ब्याए४ 2० "आसन रस: 


इस्याह--प्राणो वै बल तसिन्‌ प्राणे | है? सो श्रुति वतलाती है--प्राण ही बल 


बल्ले प्रतिष्ठित सत्यम। तथा चोक्तम््‌ है 


“सूत्रे तदोत॑ च प्रोत॑ च! इति। 
यस्ताद्‌ बले सत्य॑ प्रतिष्ठितं तस्ा- 
दाहुः--बलं सत्यादोगीय ओजीय 
ओजस्तरमित्य4ं/ । लोकेडपि 
यस्रिन्‌ हि यदाश्रितं मवति तसा- 
दाश्नितादाश्रयय बलवत्तरत्वं 
प्रसिद्मू; न हि दुबेल॑ बलवतः 
क्चिदाश्रयभूतं दृष्टमू ! 

एयमुक्तन्यायेन उ एपा गाय- 
ज्यध्यात्ममध्यात्म प्राणे प्रतिष्ठिता। 
सेपा गायत्री प्राएः अतो 
गायत्यां जगत्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 
यसिन्‌ प्राणे सर्वे देवा एक॑ 
मबन्ति, सर्वे वेदाः कमोणि फर्ल 
च सेव गायत्री श्राणरूपा सती 
जगत आत्मा | 

सा हेपा गयांस्तत्रे त्रातवती; 
के पुन्गेया; ९ प्राणा चागादयों 
वे गयाः; शब्दकरणात; तांसत्रे 
सैषा गायत्री; तत्तत्र यद्॑साद्‌ 


है | उस प्राणरूप बल्में सत्य प्रतिष्ठित 
| ऐसा ही कहा भी है कि “उस 
सूत्रम [ सूत्रसज्ञक पग्राणमें ] यह 
[ सत्यपंज्षक भूतसमुदाय ] ओतप्रोत 
है |” क्योंकि बलमें सत्य प्रतिष्ठित है, 
इसलिये कहा है कि सत्यकी अपेक्षा 
बल ओगीय--ओजीय अर्थात्‌ अधिक 
ओजख्ी है | छोकमे भी जो वस्तु 
जिसमें आश्रित होती है, उसकी 
अपेक्षा उस आश्रयका अधिक बलवान्‌ 
होना प्रसिद्ध है। कहीं भी दुर्ब 
बलवानका आश्रयभूत नहीं देखा 
गया | 


इस प्रकार उक्त न्यायसे यह 
गायत्री अध्यात्म-डारीरस्थ प्राणमें 
प्रतिष्ठित है । वह यह गायत्री प्राण 
है, इसलिये गायत्रीमें जगत्‌ प्रतिष्ठित 
है । जिस प्राणमें सम्पूण देव एक 
हो जाते हैं. तथा समस्त वेद, कर्म 
और फल भी जिसमें एक हो जाते 
हैं, वह गायत्री इस प्रकार ग्राणरूपा 
होनेके कारण जगत॒की भात्मा है | 


उस इस गायत्रीने गयोंका त्राण 
किया था। वे गय कौन हैं ? वागादि 
प्राण ही गय हैं, क्‍योंकि वे शब्द 
करते हैं । इस गायत्रीने उनका त्राण 
क्या था। इस प्रकार चूँकि इसने 


१२४० 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्लड ब्लॉप्लि2 ब्कपिट: एन ब्यर- क प्याईज:2%, व्यॉ>-2 कर, नह े-2:स्‍४७- नया ३-2: चाई ८2% व्यॉ-०2:७, नई पक 
गयांस्तत्रे तस्माद्‌ गायत्री नाम | | गयोंका त्राण किया था, इसलिये 


गयत्राणाद गायत्रीति ग्रथिता । 


स आचार उपनीय माणव- 
कमए्वर्ष यामेवामूं. गायत्री 
सावित्रीं सवित॒देवताकामन्वाह 
पच्छो5र्ध॑र्चशः समस्‍्तां च; एपेव 
सा साक्षात्माणो जगत आत्मा 
माणवकाय समपितेहेदानीं 
व्याख्याता नान्‍्या। स आचार्यो 
यस्मे माणवकायान्वाहानुवक्ति 
तस्य माणवकस्थ गयान् प्राणां- 
ख्नायते नरकादिपतनात्‌ ॥ ४ ॥) 





-+-+“>3$5%ऋ ६४ ८--- 


इसका नाम गायत्री है | गर्योका त्राण 
करनेके कारण यह '्गायत्री? इस प्रकार 
प्रसिद्ध हुई । 
उस आचार्यने आठ वर्षके वठुका 
उपनयन कर उसे जिस सविता देवता- 
सम्बन्धिनी सावित्रीका पहले पदश - 
फिर आधी-आधबी ऋचा करके और 
फिर सम्पूर्णरूपसे उपदेश किया था वह 
साक्षात्‌ ग्राण--जगत॒की आत्मा यह 
गायत्री ही उस वठुकों समर्पण की 
गयी थी, जिसकी कि इस समय 
व्यास्या की गयी है, कोई और 
नहीं । वह आचार्य जिस वठुको 
उसका उपदेश करता है, उस वढुके 
' गय यानी ग्रार्णोकी वह गायत्री 
नरकादियें गिरनेसे रक्षा करती है ||9॥ 


का 


अनुष्टप्‌ सावित्रीके उपदेशका निषेध और यायत्री-सावित्रीका महत्त्त 


ता*हैतामेके . सावित्रीमनुष्ठुभमन्वाहुवीगनुष्टबेतद्‌ 
वाचमनुत्रूम इति न तथा कुयोद्‌ गायत्रीमेव साविन्नीमनु- 
व्रूयादू यदि ह वा अप्येवंबिद्‌ बहिव प्रतिग्ह्माति न हैब 
तद्‌ गायज््या एकंचन पढें ग्रति ॥ ५॥ 


कोई शाखावाले उस इस अनुष्टप्‌ छन्‍दवाढी सावित्रीका उपदेश करते हैं। 


ब्राह्मण २७ | शाइ रसाष्यार्थ १२७१ 
(2५ नी बरपियरिक कॉपमिये चॉरसिपत आर न्कॉर्पर: 2७ नानी ब्कॉए 2८ ब्य् टी ७ बईप ट 2  नका 2722 


[ गायत्रीछन्दवाली सावित्रीका उपदेश न करके अंनुष्ुपूछन्दकी सावित्रीका 
उपदेश करते हैं ]। वे कहते हैं. कि वाक्‌ अनुष्टप्‌ है, इसलिये हम वाकूका 
ही उपदेश करते हैं | किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिये | गायत्रीउन्दवाली 
प्ावित्रीका ही उपदेश करे | ऐसा जाननेवाला जो बहुत-सा भी प्रतिग्रह 
करे तो भी वह गायत्रीके एक पदके बराबर भी नहीं हो सकता ॥०॥ 


तामेतां सावित्रीं हैके शाखि- | कोई शाखाबाले उपनीत वढुको 
रे ' अनुष्टए--अनुष्टप्प्रभव अर्थात्‌ अनुष्टप- 
नोप्लुष्टभमनुष्ट प्पमभवामलुषुप्छन्द- 5 रात अनुष्ठप्‌ 
हर 3. हन्दवाली उस इस सावित्रीका उपदेश 
स्कामन्वाहुरुपनीताय । तदमि- | . ते है। अत वा मगर 
प्रायम्राह--वागनुष्टुप। वाकू च , बतलछाती है-वाक अनुष्टप्‌ है| वाकू 
शरीरे सरखती, तामेव हि वां दी शरीरमें सरखती है, उस वाग्लूपा 
पे , सरखतीका ही हम माणवक (बट) को 
परखतीं माणवकायानुत्रूम इत्येतद्‌ वि 
रखती मे मद करत है ऐलो जद हुए मे 
33233 ' उसका उपदेश करते हैं । 


न तथा कुर्यान्न तथा विद्याद्‌ किन्तु ऐसा नहीं करना चाहिये, 
हर किं तहिं ऐसा नहीं समझना चाहिये, थे जो 

यत्त आहु् पेच हु 
इटपि तत्‌ । कि तहि |. कहते हैं, वह मिथ्या ही है | तो फिर 
गापत्रीमेव साविन्रीमनुन्न॒यात्‌ |. क्या करना चाहिये ? गायत्रीहन्द- 
वाली सावित्रीका ही उपदेश करे | 

फेसात्‌ प्राणी गायत्री- 

व्‌ ! यख्ात प्राणो गायत्री आग को कि आशय कस 
खुक्तम्‌ | प्राण उक्ते वाक्‌ू च | कहा जा चुका है। ग्राणका उपदेश 








१. अनु्टपछन्द चार पादोका होता है और गायत्रीछन्द तीन पादोका | 
दोनोंके पाद आठ-आठ अक्षरके ही होते हैं । अनुष्ठपछन्दसे जो मन्त्र उपलब्ध 
होता है, उसका भी देवता सविता ही है, इसलिये कुछ लोग उसे ही सावित्री 
कहते हैं | अनुष्टपछन्दवाला मन्त्र इस प्रकार है-- 


तसबितुईणीमहे वरय देवस्य भोजनम । श्रेष्ठ सर्वधातम तुर भगस्य घीमहि ॥ इति 


१२७२ 


सरखती चान्ये च प्राणाः सब 


माणवकाय समर्पितं भव॒ति | 

किश्वेद॑ प्रासब्लिकम॒क्त्वा 
गायत्रीविदं स्तोति--यदि ह वा 
अप्येवंविद्‌ बहिव--न हि तस्य 
सर्वात्मनों बहु नामास्ति किंचित्‌ 
सर्वात्मकत्वाद्‌॒ विदुष१--प्रति- 
गृह्माति, न हैव तत्‌ प्रतिग्रहजात॑ 
गायत्र्या एकंचनेकमपि पद प्रति 
ययाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 


बृदारण्यकोपनिषद्‌ 
जलकर बट: बाई: ७. नई मिट ाईए डेट नया य22 आई. ८2%. “कई 72: ब्याज: ,७० या :2स्‍9 न्याई:२:2. “कर * 2 





| अध्याय ५ 


हो जानेपर वाक्‌ सरखती और अन्य 
सब प्राण भी वठुको समर्पित हो 
जाते हैं | 

गायत्रीउन्दवाली सावित्रीके विषय- 
में यह प्रासद्धिक बात कहकर अब 
श्रुति गायत्रयुपासककी स्तुति करती 
है-यदि इस प्रकार जाननेवाला बहुत- 
साभी ग्रतिग्रह करे-“बहुत-सा” इस- 
लिये कह कि सर्वात्मक होनेके कारण 
उस विद्वानके लिये वास्तवमें बहुत कुछ 
भी नहीं है-तो भी वह प्रतिग्रह- 
समुदाय गायत्रीके एक पादके लिये 
भी पर्याप्त नहीं है ॥ ५ ॥ 


-०“$पघहिंव3308228०--: 
गायत्रीके प्रत्येक पदके महत्त्वका दिग्द्शन 

स य इमा<खीींछ्रोकान्‌ पूणोन्‌ प्रतिगृह्लीयात्‌ सो- 
(स्या एतत्‌ प्रथम पदमाप्नुयादथ यावतीय॑ं त्रयीविद्या 
यस्तावत प्रतिणह्लीयात्‌ सो5स्या एतद्‌ द्वितीयं पदमाप्नु- 
यादथ याबदिदं प्राणि यस्तावत्‌ प्रतिगह्लीयात्‌ सोएस्या 
एतचुतीयं पद॒माप्लुयादथास्या एतदेव तुरीय॑ दर्शत॑ पद 
परोरजा य एव तपति नेव केनचनाप्यं कुत उ एताबत 
प्रतिगह्लीयात्‌ ॥ ६ ॥ 


जो इन तीन पूर्ण लोकोंका प्रतिग्रह्व करता है, उसका वह ( प्रतिग्रह ) 
इस गायत्रीके इस प्रथम पादको व्याप्त करता है | और जितनी यह त्रयी- 


ब्राह्मण १४ | शाडूरसाप्याथ १२५४३ 
4७२. २९% 080 (0५ ९2 0, नाधिय-- बाल 2 २२२०-९०... ++र 2. «8६%. 
विया है, उसका जो ग्रतिग्रह करता है, वह ( प्रतिग्रह ) इसके इस द्वितीय 
बादको व्याप्त करता है | और जितने ये प्राणी है, उनका जो प्रतिग्रह करता 
है, बह ( प्रतिग्रह ) इसके इस ठृतीय पदको व्याप्त करता है | और यही 
का तुरीय दर्शत परोरजा पद है, जो कि यह तपता है, यह किसीके 
शागप्राष नहीं है, क्योकि इतना प्रतिग्रह कोई कहोसे कर सकता है ? ॥६॥ 


स य इमांस्तीन्‌ स यो गायत्री - 'स यञ्मांसीन! जो गायत्रयुपासक 
विदिमार भ्रादीसीन्‌ गोउश्वादि- | गो-अश्वादि धनसे पूर्ण भूलेकादि 


धनपणोह्े तीन लोकोका प्रतिग्रह (दान स्त्रीकार) 
काबू अतिशक्लीयात्‌ स करता है, बह प्रतिम्रद इस गायत्रीके 


प्रतिग्रहोष्या गायत््या एतत्‌ | इस पवम पादको, जिसकी कि 
प्रथम पद यद्‌ व्याख्यातमाप्त- | व्याख्या की गयी है, व्याप्त करता है । 


यात्‌ । प्रथमपद्विज्ञानफरल तेन | अर्थात्‌ उसके द्वारा केवल प्रथम 
अर  पादके विज्ञानका फल भोगा जाता 
शुत्त सात्र लधिकदोषोत्पादक: है, वह प्रतिग्रह इससे अधिक दोष 


स्‌ प्रतिग्रह: । उत्पन्न करनेबाला नहीं है | 
अध पुनयोवतीय॑ त्रयी-| और फिर जितनी भी यह त्रयी- 
विद्या, यस्तावत्‌ ग्रतिगृद्दीयात्‌ विधा है, उतना जो प्रतिग्रह करता है, 


सोष्स्या एतद्‌ ह्वितीय॑ पदमा- | कई पेड प्रतिग्रह इसके इस द्वितीय 


तक त , | पादको ही व्याप्त करता है । उसके 
5 अतीयपदावज्ञानफल | (रा द्वतीय पादके विज्ञनकका फछ 


ऐेन भक्त खवातू | तथा यावदिद | ही भोगा जाता है | तथा जितने ये 
प्राणि य्तावत्‌ प्रतिगृह्दीयात्‌ | प्राणी हैं, जो उतना प्रतिग्रह करता 
सोया एतत ततीय॑ है, वह प्रतिग्रह इसके तृतीय पादको 


ही व्याप्त करता है। उसके द्वारा 
प्‌ 
इमाप्लुयात्‌ू । तेन तृतीयपद- तृतीय पादके विज्ञानका फल ही भोगा 


'पैशानफर्ल भुक्त सात । जाता है । 


१२४४ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
अर्ड:क बे 22७७- आई 23७. चपेट आई 22७ कई (22७. बाकि 2(७- नव ट4७ नट २2७, बट: अरई<22७ बट 


कब्पयित्वेदम्न॒च्यते| पादत्रय- | यह वात कल्पना करके कही 
गृह्ी गयी है अर्थात्‌ यदि कोई गायत्रीके 

सममपि यदि कथ्षित्‌ प्रति पादत्रयके समान भी प्रतिग्रह करे तो 
यातू ततू पादज्रयोवज्ञानफलस्थंव उसका बह प्रतिग्रह पादत्रयविज्ञान- 
क्षयकारणं न त्वन्यस्स दोपस्थ ' के फल्मात्रका क्षय करनेका कारण 
| हो सकता है, वह कोई और दोष 

क्तत्वे क्षमम्‌ | न चेष॑ दाता करनेमें समर्थ नहीं है ऐसे दाता और 


प्रतिग्रहीता वा गायत्रीविज्ञान-। अतिग्रह्वीताकी केवल गायत्र्युपासनाकी 
स्तुतिके लिये ही कल्पना की गयी 
स्तुतये कल्प्यते, दाता प्रति 2 हेती' खत नहीँ को चाप 


ग्रहीता च यद्यप्येव॑ संभाव्यते ऐसा दाता और प्रतिग्रह करनेवाला 
धौ सम्भव हो सकता है, किन्तु यह 
ना प्रतिग्रहोडपराधक्षमः, ' प्रतिम्रह कोई अपराध (दोष ) करनमें 
कसात्‌ १ यतोथ्म्यधिकमपि ' समर्थ नहीं है, क्यो? क्योकि गायत्रीके 
चतुर्थ पादका विषयभूत इससे भी 
अधिक पुरुषार्थविज्ञान अभी अवशिष्ट 
पादविषय॑ गायत्यास्तदशेयति-- | है ही | उसे श्रुति दिखाती है-- 


पुरुषार्थ विज्ञानमबशिष्टमेव चतुर्थ- 


अथाखा एतदेव तुरीय॑ दशतं |. और यह जो तपता है यही इसका 
पद परोरजा य एप तपति | | वरीय अर्थात्‌ चौथा दर्शत परोरजा पद 


यचैतन्नैव केनचन केनचिदपि | पै। और यह जो है, किसी भी प्रतिग्रह- 
प्रतिग्रहेणाप्य॑ नैव प्राप्यमित्यर्थ,, | शा आय अर्थात्‌ प्राव्य नहीं है, 


हे जि बे 
यथा पूर्वोक्तानि त्रीणि पदानि | |.“ र कि पूर्वो्त तीन पद हैं। 


केयर वास्तव तो ये भी किसीसे आप्य नहीं 
एतान्यपि नैचाप्यानि केनचित्‌ हैं, कल्पना करके ही ऐसा कहा है | 


कल्पयित्वैयमुक्तं परमाथतः कुत | वास्तवमें त्रेलोक्यादिकि समान इतना 
उ एताबत्‌ प्रतिग्ृहीयात्‌ त्रेलो-| कोई कहाँसे प्रतिग्रह करेगा ? अतः 


ब्राह्मण १४ ) शाइरसाष्याथ १५७४५ 
बॉ: कि: व कई बक्से: 2७. जि प :० २<>22 हर्ट: 2७ पर िट 2 "कप: ब्यॉट22७ चबाई 
क्यादिसमम्‌ | तसमाद्‌ गायत्येवं- | तात्पर्य यही है कि इस ग्रकारकी 


है गायत्रीकी ही उपासना करनी 
अकारो पास्येत्यथः ॥। ६ ॥ चाहिये ॥ ६॥ 











गायत्रीका उपस्थान और उसका फल 


तस्या उपस्थानं गायत्र्यस्येकपदी हििपदी त्रिपदी 
चतुष्पद्यपससि न॒ हि पद्यसे । नमस्ते तुरीयाय दर्शताय 
पदाय परोरजसेदसाबदो मा प्रापद्ति य॑ हिष्यादसावस्मे 
कामो मा सम्रछीति वा न हेवास्मे स कामः सम्ृध्यते 
यस्मा एवम्ुपतिष्ठतेपहमदः प्रापमिति वा ॥ ७ ॥ 
उस गायत्रीका उपस्थान--हे गायत्रि | तू [ त्रेलोक्यरूप प्रथम पादसे ] 
एकपदी है, [ तीनों वेदरूप द्वितीय पादसे ] द्विपदी है, [ प्राण, अपान 
और व्यानरूप तीसरे पादसे ] त्रिपदी है [ और तुरीय पादसे ] चतुष्पदी 
है, [इन सबसे परे निरुपाधिक खरूपसे त्‌] अपद है, क्योकि त्‌ जानी 
नहीं जाती | अत, व्यवहारके अविषयमूत एव समस्त छोकोंसे ऊपर विराजमान 
तेरे दशनीय तुरीय पदको नमस्कार है । यह पापरूपी शत्रु इस [ त्रिज्नाचरण- 
रूप ] कार्यमें सफलता नहीं प्राप्त करे । इस प्रकार यह ( विद्वान ) जिससे 
हेप करता हो 'डसकी कामना पूर्ण न हो? ऐसा कहकर उपस्थान करे । 
जिसके लिये इस प्रकार उपस्थान किया जाता है, उसकी कामना पूर्ण नहीं 
होती । अथवा 'मैं इस वस्तुको प्राप्त करूं? ऐसी कामनासे उपस्थान करे ॥७॥ 
तस्या उपसथान तस्या गायत्या उस गायत्रीका इस मन्त्रसे 
उपस्थानमुपेत्य खान॑ नमस्क्रण- | उ'स्थान---धमीप जाकर स्थित होना 
सनेन सन्त्रेण | कोज्सौ मत्त्र; १ कार होता है। वह 
इत्याह--हे गायत्यसि भवसि है... मा 
रस क्यपादेनैकपदी है---हे गायत्रि | तू पूर्वोक्त रूपसे तीन 
जेल | त्रयीविद्या- छोकरूपी प्रथम पादद्वारा एकपदी है; 


१२५४६ 


बृहदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


कि बडे बिन नई वि: नये? न नियक्‍० बट ४2 नई कट नई किक कई नई 


रूपेण द्वितीयेन द्विपदी । प्राणा- 
दिना त॒तीयेन त्रिपद्चसि । चतुर्थेन 
तुरीयेण चतुष्पद्यप्ति । एवं चतुर्मिः 
पादेरुपासकैः पद्यसे ज्ञायसे । 

अतः पर॑ परेण निरुपाधिकेन 
स्वेनात्मनापद्सि । अविद्यमान 
पद॑ यस्यास्तव येन पद्यसे सा 
त्वमपदसि, यस्मान्न हि पद्यसे नेति 
नेत्यात्मत्वात्‌ । अतो5्च्यवहार- 
विषयाय नमस्ते तुरीयाय दर्शताय 
पदाय परोरजसे । 


असो झत्रुः पाप्मा खवत्म्राप्ति 
विप्नकरो5दस्तदात्मन; कार्य यत्‌ 
तवत्पाप्तिविश्नकतेत्व॑ मा प्रापन्मेव 
ग्राप्नोतु | इतिशब्दो मन्त्रपरि- 
समाप्त्यथे। । 


य॑ दिष्यादू य॑ प्रति हेष॑ कुर्यात्‌ 
खयं विद्वांस्तं प्रत्यनेनोपथानस्‌ | 
असो शत्रुरम॒कनामेति नाम गृह्दी- 
यादस्मे यज्ञदत्तायामिग्रेतः कामो 
मा ससद्धि सम्रद्धिं माप्राप्तो- 
त्विति वोपतिष्ठते | न हैवास्मे 


त्रयीविदारूप द्वितीय पादसे द्विपदी 
है, प्राणादि तृतीय पादसे त्रिपदी है 
और चतुर्थ--ठुरीय पादसे चतुप्पदी 
है। इस प्रकार चार पादोंसे तू 
उपासकोंद्वारा जानी जाती है । 

इसके आगे अपने सर्वोत्तम निरु- 
पाधिक स्व॒रूपसे तू अपद्‌ है | जिस 
तेरा कोई पद, जिससे कि तेरा ज्ञान 
हो, नहीं है, वह त्‌ अपदू है, क्योंकि 
नेति-नेति स्वरूप होनेके कारण तेरा 
ज्ञान नहीं होता, अत व्यवहारके 
अविषयमूत तेरे तुरीय दर्शत (दर्शनीय) 
परोरजा ( समस्त छोकोसे ऊपर 
विराजमान ) पदको नमस्कार है । 

वह शत्रु पाप तेरी प्राप्तिमें विश्न 
करनेवाला है। वह तेरी प्राप्तिमें 
विप्त करनेरूप कार्यमें समर्थ न हो | 
यहाँ “इति? शब्द मन्त्रकी समाप्तिके 
लिये है । 

यह उपासक जिसके प्रति द्वष 
करता हो, उसके लिये यह उपस्थान 
है | यह अमुक नामवाला शत्रु-इस 
प्रकार यहाँ नाम ले, अर्थात्‌ इस यज्ञ- 
दत्तको इसका अभिप्रेत अर्थ समृद्ध 
न हो अर्थात्‌ सम्पन्नताको प्राप्त न 
हो-ऐसा कहकर उपस्थान करता है । 
ऐसा करनेसे इस देवदत्तकी अभीष्ट 


ब्रान्‍्मण १४ ] शाइरसाष्याथे १२४७ 
ब्व(६१५० ०४८७... «(३ 3. बम बा बिक बाप बार्प2०- “बरस प०- ब्<2०- ५०६०:२२... बजा 
देवदत्ताय स कामः समृध्यते। , कामना पूर्ण नहीं ही होती है। 
कर का किस देवदत्तके लिये ऐसी बात है; 
कस्मे १ यस्ता एवमुपतिषप्ठते ।! जिसके उद्देश्ससे इस प्रकार उपस्थान 
करता ऐ, उसके लिये अथवा इस 
देवदत्तके अभीट अर्थको में प्राप्त 
चोपतिए्ठते | असावदों मा ग्राप- कर छे-इस उद्देश्यसे उपस्थान करता 
है। 'असी! प्अद.! भ्मा प्रापतर इन 
तीन मन्त्रपदोंका उपासकके इच्छा- 
यथाकाम विकल्पः ॥| ७॥। नुसार विकल्प हो सकता है+ ॥७॥ 


गायत्रीके मुसाविधानक्रे लिये अर्थवाद 


गायत््या मुखविधानायाथेवाद गायत्रीका मुख विवान करनेके 
उच्यते-- लिये अर्थवाद कहा जाता है--- 
5. 


एतडः वे तजनको बेदेहों ब्ुडिल्माश्वतराथ्रिसुवाच 
यन्नु हो तद्‌ गायत्रीविदत्रथा अथ कथ< हस्तीभूतो वह- 
सीति मुख< ह्ास्याः सम्नाण्न विदांचकारेति होवाच तस्या 
अभिरेव मुख यदि ह वा अपि बह्िवाम्नावभ्यादघति सव्वे- 
मेव तत्‌ संदहत्येव< हेवेबंबिद्‌ यद्यपि बह्िव पाप॑ कुरुते 
(५ ० कप हर ५ 
सबमेव तत्‌ संप्साय शुद्ध: पूतो5जरो।म्रतः संभवति ॥ ८॥ 
उस ब्रिदेह जनकने बुडिल अश्वतराखिसे यही बात कही थी कि 
'ठने जो अपनेको गायत्रीबिंदू ( गायत्री-तत्तका ज्ञाता ) कहा था, तो 
फिर [ प्रतिग्रहके दोपसे ] हाथी होकर भार क्यों ढोता है ” इसपर उसने 
हे सम्राट्‌ | में इसका मुख ही नहीं जानता था? ऐसा कहा। [ तब जनक- 
६ इसका मुख ही नहीं जा 


% अर्थात्‌ वह जिसके लिये जिस वस्तुकी प्राप्ति या अप्राप्तिकी कामना रखता 
हो; उन्हींक़ा इनके स्थानमे उच्चारण किया जा सकता है । 


अहमदो देवदत्ताभिप्रेत॑ प्रापमिति 


दित्यादित्रयाणां. मन्त्रपदानां 





१२४८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
हक बईप्लिप कर बलि बॉ न: नाईट क प्याई न: पक गई पक यो कट ब्यई न चमक, नया :2400- आर्ट: ०2:८७ 
ने कहा --] 'इसका अम्नि ही मुख है | यदि अभ्निमें लोग बहुत-सा ईंधन 
रख दें तो वह उस सभीको जला डालता है | इसी प्रकार ऐसा जाननेवाला 
बहुत-सा पाप करता रहा हो तो भी वह उस सबको भक्षण करके झुद्ध, 
पत्रित्र, अजर, अमर हो जाता है ॥ ८ ॥ 

एतड़्‌ किल वे सयेते । तत्तत्र उस गायत्री-विज्ञानेे विषयमें 
विज्ञानविषये जनको वैदेहो ऐसा ही स्मरण भी किया जाता है- 
गायत्री जनको वेदेहो | बिदेह जब लदिए ताप अधि 


बुडिलो नामतो5श्वतराश्वस्यापत्य- | व्यक्तिसे, जो अद्तराख्के पुत्र होनेके 
माश्वतराखिस्त॑ किलोक्तवान्‌, |. रिंग अख्वतराश्वि कहलते ये, उनसे 
ति विलें, हो कहा था । धयत्‌+नुः ये अव्यय 
यन्तु इति बितके, हो अहो इत्ये- | वितर्कके अर्थमे हैं | 'हो ! अर्थात्‌ 
तत्‌ तदू यत् त्व॑ गायत्री विदत्ूथा:, अहो | तूने जो अपनेको गायत्रीका 
गायत्रीविदसीति. यदबूथा' जानकार बतलाया था अर्थात्‌ व्‌ जो 

कहता था कि मैं गायत्रीका ज्ञाता हूँ, 
किमिदं तस्थ वचसो5ननुरूपस्‌ ? | सो तेरे उस वचनके विपरीत ऐसा 


५ >.. [क्यों है £ यदि तू गायत्रीका ज्ञाता 
अथ कं यदि गायत्रीचित्‌ प्रति- 
दि गायत्रीवित्‌ प्रा है तो प्रतिग्रहदोषके कारण तू ह्वाथी 


ग्रहदोषेण हस्तीभूतो चहसीति | | बनकर भार क्यों ढोता है ” 
स प्रत्याह राज्ञा सारितो मुखं | राजाके द्वारा स्मरण कराये जाने- 
गायत्या हि यस्तादस्था हे सम्राण् | से उत्तर दिया, है सप्राद्‌ | 


रीति जिशातवानेी पि क्योंकि मैं इस गायत्रीक। मुख नहीं 
बिद्रांचकार न विज्ञातवानसीति जगतो था ऐंसस उसमे बडी पक 


होवाच । एकाज्नविकलत्वाद | अहसे रहित होनेके कारण मेरा 
गायत्री विज्ञानं ममाफल जातस्‌ । | गायत्रीविज्ञान निष्फल हो गया है |? 
श्रणु तहिं तस्था गायत््या| [ तब जनकने कह्-] “अच्छा 
तो सुन, उस गायत्रीका अग्नि ही 

अभ्रिरेव मुखम्‌ । यदि ह वा सुख है | यदि लोकिक पुरुष अम्रिमें 





ब्राह्मण १४ ] शाइरभाष्यार्थ १२७९, 
बॉ, बाप कपए 2०, कप: आए: किट न, नि न्यई: बाई 2:2:७ व्यई< 2: ब्यर२०2७० ब्यर्ई २०2 
अपि वहिवेन्धनमग्रावस्यादधृति | बहुत-सा बघन भी डाले तो वह 
लौकिकाः स्वेमेव तत्‌ संदहत्ये- अप्नि उस सभीको भस्म कर देता है ; 
वेन्धनममि।, एवं हैवैबंविद्‌ इसी प्रकार जो ऐसा जाननेवाला है, 

श्् के ) | 


बंण्तिलमिलेत बे: अर्थात्‌ गायत्रीका मुख अप्नि है-ऐसा 
गायत्या अभ्निसृखमिल्थेद वेत्ती-' जो जानता है, तथा स्वयं अग्निमुख 


स्पेबंवित्‌ खात्‌ खय॑ गायत्या-, होकर गायत्रीका स्वरूप हो गया है, 
त्माभ्रिमुखः सन्‌ | यद्यपि बहव वह यद्यपि बहुत-सा पाप यानी प्रति- 
पाप॑ कुरुते प्रतिग्रहादिदोष॑तत्‌॒भछादि दोष भी करता रहा हो, उस 


। ( 55 हे 
सर्व पापजातं संप्साय भक्षयित्वा | मे पापसमूहकों 'संस्साय! 
स॒द्गोउमिवत्‌ ते «५. , भक्षण करके वह गायत्र्यात्मा शुद्ध 
शद्धाउम्रवत्‌ पृत्तश्न तसातू प्रोति- और उस प्रतिग्रहदोषसे अग्रिके 


ग्रहदोषादु गायब्यात्माजरो- | समान पवित्र होकर अजर-अमर हो 
अमृतथ् संसवति ॥ ८॥ (जाता है || ८ ॥ 
जाओ टंकी 
इति ब्ृहृदारण्यकोपनिषद्धाष्ये पञ्चमाध्याये 
चतुद्देशं गायत्रीत्राह्मणम्‌ ॥१५॥ 





बृ० उ० १०७०-.- १७८-. 


फ्ह्कच्द्श ऋ्मषण 
>#र्लर्रीी2- 
ज्ञानकर्मसम॒ुच्चयकारीकी अन्तकालमें आदित्य और अशिसे प्रार्थना 


यो. ज्ञानकर्मसमुच्चयकारी | जो ज्ञान और कर्मका समुच्चय 
करनेवाला है, वह अन्त समयरमें 
आदित्यकी प्रार्थना करता है। यहाँ 


अस्ति च प्रसड़्$, गायत्र्यास्तुरीयः | आदित्यका प्रसंग तो है ही, क्योंकि 


; वह गायत्रीका चतुर्थ पाद है | उसके. 
पादो हि सः । तदुपखथान॑ प्रकृतम, उपस्थानका प्रकरण है, इसलिये 


अतः स एव प्राथ्येते-- उसीकी प्रार्थना की जाती है --- 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । तत्त्व॑ 
पूषन्नपादृणु सत्यधमोय दृष्टये । पूषन्नेकर्ष यम सूर्य प्राजा- 
पत्य व्यूह र्मीन्‌ । समूह तेजो यत्ते रूप॑ कल्याणतमं 
तत्ते पश्यामि । योससावसी पुरुषः सो5हमस्मि । वायुरनि- 
लमम्गतमथेदं॑ भस्मान्त*शरीरम्‌ । ३» क्रतो समर कृत 
स्मर क्रतो समर कृतरस्मर । अम्े नय सुपथा राये अस्मान्‌ 
विश्वानि देव बयुनानि विद्वान्‌ युयोध्यरमज्जुहुराणमेनो 
भूयिष्ठां ते नमउक्ति विधेम ॥ १ ॥ 


सत्यसज्ञक ब्रह्मका मुख ज्योति्मय पात्रसे आच्छादित है । हे ससार- 
का पोषण करनेवाले सूर्यदेव ! त्‌ उसे, मुझ सत्यधर्मके प्रति उसके 
दर्शनके लिये, उधाड दे | हे पूषन्‌ ! हे एकर्ष | हे यम | हे सूर्य ! हे 
प्राजापत्य | अपनी किरणोंको हठ ले और तेजको समेट ले | तेरा जो 
अत्यन्त कल्याणमय रूप है उसे मैं देखता हूँ । यह जो आदित्यमण्डलस्थ 


सोषन्तकाल आदित्य॑ प्रार्थयति; 


प्राह्मण १० ] शाउस्भाप्या्थ श्र 
बॉ ०८०5. व्वप)० बट. जय 9 (मत ब्िफज बति 0 बॉ ०९0२2... ००६२०... «८८६० 
पुरुष है, वही में अमृतखर्ूप है । [ मुप्त अमृत एवं सत्यख्नरूप आत्माका 
शरीरपात हो जानेपर इस दारीरफे भीतरका ] प्राणवाय्‌ श्स बाग्रत्रायुको 
प्राप हो तथा यह शरीर भव्मशेष होकर प्रण्िवीकों प्राप्त हो। हे 
प्रणयरूप एबं. मनोमप्र कनुरूुपष अग्नेदेव ! जो स्मरण करने 
योग्य है, उसका स्मरण कर, मैने जो किया ऐ, उसका स्मरण कर । 
हे कतुरूप अग्निदेय ' जो स्मरण बरने योग्य ऐ, उसका स्मरण कर, किये 
हुएका स्मरण कर । हे अग्ने ! हमें न कर्मफलकी प्राप्तिके लिये शुभ मार्ग 
[ यानी देवयानमार्ग ] से रे चल । है ठेव ! त्‌ सम्पूण प्राणियक्ति समस्त 
प्रहनोंकी जाननेबाला है | हमारे कुद्िल पार्पोकों हमसे दूर कर | हम 
तुमे अनेकों वार नमस्कार करने हैं ॥ १ ॥ 


हिरण्मयेन ज्योतिर्मयेन पात्रेण | दिरण्मय अर्थात्‌ स्योतिमेय पात्रमे, ३ 
जिस प्रकार पात्रसे अपनी अभीष्ट 
यथा पात्रेणेप्ट वस्त्वपिधीयते एव वनु टक दी जाती है, इसी प्रकार 
यह सत्यसंज्ञक ब्राग्म मानो ज्योतिमय 
मण्डलसे ढका हुआ है. क्‍योंकि 
मण्डलेनापिहितमियासमाहित-_ जिनका चित्त समाहित € स्थिर एवं 
शुद्ध ) नहीं री हँ 8, उन पुरुषकि लिये 
यह अदृश्य हैं । वह्ठी बात कही 
जाती ह-सत्यका मुख यानी मुख्य- 
स्वरूप ढका हआ है, उसके आवरक 
तदपिधानं. पात्रमपिधानमिव | पात्रको, जो ढक्कनके समान उसके 
दशनके प्रतिबन्धका कारण है, उसे 
हे पूपन्‌ !---जगतका पोषण करनेके 
सन्‌ | जगतः पोषणातू पृषा | कारण सूर्य 'पूपाः है-अपाबृत कर, 
सवितापाद्ष्यपावृत ढुरु, दर्शन अर्थात्‌ जो दर्शनमें रुकावट डालनेका 
| कारण हो रहा है, उसे इृष्टये--- 
मतिबन्धकारणम्‌ अपनयेत्यर्थ:; ' दशनके लिये दूर कर दे | [ किस 


प्रिद सत्याख्य॑ ब्रह्म ज्योतिमेयेन 


चेतसामच्श्यत्वात्‌ । तदुच्यते-- 


सत्तसापिहितं मुख मुख्यं खरूप॑ 


दर्शनप्रतिबन्धकारणं तत्‌ ल्व॑ हे 


श्श्णर 


वृहदारण्यकोपनियद्‌ 


[ अध्याय ५ 


ब्करके2> बल, कॉर्िट नए कट नए नि नई लि किट पक "कई टिक न लिप बॉय: +ब८५८०५०- ७ <> 22 


सत्यधर्माय सत्य धर्मोड्स मम 
सो5हं सत्यधर्मा तस्मे त्वदात्म- 


भूतायेत्यर्थः, दृषये दशेनाय । 
पूपन्नित्यादीनि नामान्यामन्त्र- 
णार्थानि सवितुः, एक एकश्वा- 
सावृषिश्रैकषिदेशेनाइषिः, स हि 
सर्वस्थ जगत आत्मा चक्षुश्व सन्‌ 
स्व पच्यत्येको वा गच्छती- 
त्येकर्षिः-“सये एकाकी चरति” 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । यम सर्च हि 
जगतः संयमन॑ त्वत्कृतम; खर्य 
सुष्ठवीरयते रसान्‌ू_ रच्मीन्‌ 
प्राणानू धियो वा जगत इति। 
प्राजापत्य प्रजापतेरी श्वरस्था- 
पत्य॑ हिरण्यगर्मस्य वा हे प्राजा- 
पत्य व्यूह विगमय रश्मीन्‌ | समूह 
संक्षिपात्मनस्तेजो येनाहं शकनुयां 


व्यक्तिके लिये  ] जिस मेरा सत्य घर्म 
है, वह मैं सत्यधर्म हूँ, उसके लिये 
अर्थात्‌ तुम्हारे स्वरूपभूत मेरे लिये 
[ उस आवरणको हटा दो, जिससे 
में सत्यका साक्षात्कार करूँ ] 


पूषन! इत्यादि नाम सूर्यको 
सम्बोधन करनेके लिये हैं। 'हे 
एकर्षे!--जो एक ऋषि हो वह एकर्षि 
है, दर्शन करनेके कारण वह ऋषि 
है, क्योंकि वही सम्पूर्ण जगत्‌का 
आत्मा और नेत्र होकर सबको देखता 
है | अथवा वह अकेला ही चलता 
है, इसलिये एकर्षि है, जेसा कि 
“सूर्य अकेला चलता है?” इस मन्त्र- 
वर्णसे ज्ञात होता है। 'हे यम'--- 
क्योंकि सम्पूर्ण जगत॒का सयमन तेरा 
किया हुआ ही है। «हे सूर्य'--- 
जगतके रस, रश्मि, प्राण और बुद्धि- 
को सुप्ठ--सम्यक्‌ प्रकारसे प्रेरित 
करता है, इसलिये सूर्य है। ५हे 
प्राजापत्य'---प्रजापति अर्थात्‌ ईश्वर 
अथवा हिरण्यगर्मका पुत्र होनेके 
कारण हे प्राजापत्य ! रश्मियोंको 
“्यूह!---निद्वत्त कर । और अपने 
तेजको 'समृूह!---समेट ले, जिससे 
मैं सत्य-अह्मको देख सकूँ। जिस 


ब्राह्मण १० ] 


शाउरभाप्याथे 


+५० 
२०५२ 


ब्ब(्स 9 ८६9० 9. ब्ाप जरटफ ८2 बच ००२०० अर्ए3 बा: ब्रेक अर्न<-.20. 


द्रएप । तेजसा हापहतदृष्टिन | 
शवनुयां तत्खरूपमझ्सा द्रम्‌ : 
विद्योतन इच रूपाणाम्‌ : अत उप- 
संहर तेजः । 

यत्ते तब रूप सर्वकल्याणा- 


प्रकार विजलीकी चमकर्मे मनुष्य रूपा- 
को नए देख सकते, उसी प्रकार तेरे 
तेजसे दृष्टि नष्ट हो जानेके कारण 
मे तेरे स्पररूपको साक्षात्‌ नहीं देख 
सकता. अत, अपने  तेजका 
उपसह्ार कर | 

तेशा जो. सम्पूर्ण कन्याणोंमें 


अत 


, अतिशय वन्‍च्याणमय दन्याणतम रूप 


नामतिशयेन कल्याणं कल्याणतमं * 
तत्ते पश्यामि, पश्यामों व्य॑ 
वचनव्यत्ययेन । यो5सो भृश्वः- 
खब्योह॒त्यवयत्रः पुरुषः, पुरुपा- 
कृतित्वात्‌॒ पुरुप', सोष्हमस्ति 
भवामि | अहरहमिति चोपनिपद 
उक्तत्वादादित्यचाश्षुपय म्तदेवेद॑ 
परामृच्यते ; सो5हमस्म्यम्ृतमिति 
संवन्धः | 

ममास्तस्य सत्यस्य शरीरपाते 
शरीरखो यः प्राणो वायु; सो5निलं 
चाद्य॑ वायुमेव प्रतिगच्छतु । 
उधान्या देवता: खां खां प्रकृति 


१. ध््यत्ययों बहुलम! इस पाणिनिस्नके अनुसार । 


है तेरे उस खूपकों मे डेग्ता हे । 
पपश्मामो बयम' इस प्रकार बचन- 
ब्येत्ययके द्वास ऋचचन करने 'हम 
देखते ऐ ऐसा अर्थ समझना 
चाहिय | यद्द जो '्मर्भुवः स्तर:' इन 


| आहतिरूप अपयवोबाला पुरुष ६, 


जा पुरुषाकार होनेक्रे कारण पुरुष 
है, वह में ही द्रे। आदित्य ओर 
चाक्षुप पुरुषकी 'अहर्‌' और अहम! 
ये उपनिष्दें ( गुगनाम ) कष्ठी गयी 
है, अत, यहाँ उन्हींका परामर्श 
किया जाता है , अर्थात्‌ 'सो5हमस्मि 
अमृतम!ः--वह में अमृत #, इस 
प्रकार इसका सम्बन्ध है | 


३ 
या 
दर 


श्र 


अरीरपात होनेपर मुझ अमृतरूप 
सत्यका जो अरीरस्थ बायु---प्राण है 
वह अनिल अर्थात्‌ बाद्य बायुको 
द्वी प्राप्त हो जाय | तथा दूसरे देव 
अपने-अपने मूलको प्राप्त हो जायें 


१५०४ 


वृहृदारण्यको पनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ 


"रद क:22%, नह >2स्‍0० "या 220, बम: (2:0७, यह के: आई २०23७, नयई २०. नई: “ई>०22७. "या -2७ नर जट 2७ 


गच्छन्तु | अथेदमपि भसान्त संत्‌ | तथा यह शरीर भी भस्मशेष होकर 


पृथिवीं यातु शरीरस्‌ । 
अथेदानीमात्मनः संकर्पभृतां 
मनसि व्यवखितामग्रिदेवतां 
प्राथयते--3” क्रतो--ओमिति 
क्रतों इति च संबोधनाथावेव, 
3“कारप्रतीकत्वादोमू, मनोमय- 
त्वाच्च क्रतुः, है ३४ हे क्रतो सर 


सतेव्यम्‌ , अन्तकाले हि त्वत्सरण- 


वशादिष्टा गतिः प्राप्यते, अतः 


प्रार्थ्यते-यन्मया कृत तत्‌ सर । | 


पुनरुक्तिरादराथों । 


किश्व है अग्रे नय ग्रापय 
सुपथा शोभनेन मार्गेण राये 
धनाय कर्मफलग्राप्तय इत्यर्थ: । 
न दक्षिणेन कृष्णेन पुनरावृत्ति- 
युक्तेन, कि तहिं ? शुक्केनिव 
सुपथा अस्ान्‌ | विश्वानि सर्वाणि 
हे देव वयुनानि ग्रन्ञानानि 
सवेग्राणिनां विद्वानू । किश्व 
युयोध्यपनय वियोजयासदसत्तो 
जुहुराणं कुटिलमेनः पाप॑ पापजात॑ 


पृथिवीको प्राप्त हो जाय | 

अब इस समय मनममें स्थित 
अपने सकल्पभूत अग्निदेवताकी 
प्रार्थना की जाती है १-3 क्रतो--- 
3» यह शब्द और “क्रतो? यह 
शब्द सम्बोधनके लिये हैं , अग्नि 


ओद्भाररूप प्रतीकवाछा होनेके कारण 


८3» तथा मनोमय होनेके कारण 
ऋतु! है, हे 3० | हे क्रतो | जो 
स्मरण करनेयोग्य है, उसका स्मरण 
कर, अन्तकालमें तेरे स्मरणके 
अधीन ही दइृष्ट गति प्राप्त की जाती 
है , अतः प्रार्था है कि मैंने जो 
कुछ किया है, उसे स्मरण कर । 
यहाँ ८३० क्रतो समर? इत्यादि वाक्य- 
की पुनरुक्ति आदरके लिये है । 
तथा हे अग्ने | हमें 'रायेः 
अर्थात्‌ कर्मफलकी ग्राप्तिके लिये छु- 
पथसे--शुभमार्गसे ले चल | पुनरा- 
वृत्तियुक्त दक्षिण अर्थात्‌ धूममा्गसे 
मत ले चछ, तो किससे ? सुपथ 
अर्थात्‌ उज्ज्वल [देवयान] मार्गसे छी 
हमें ले चल हे देव ) तू सम्पूर्ण प्रज्ञानों- 
को जाननेवाछा है | हमारे सम्पूर्ण 
जुहराण---कुटिल एनस्‌- पापोंको 
हमसे ध्युयोधिः--दूर कर | उन 


ब्राह्मण १५ ] 


शाउरसाष्याथे 


श्श्ण५ 


(2७ ब्यसक न्यास: «पं: फ्र० ब्यर्प:9७- ब्यप् व: ब्अ(2० ए:22- न्यए5 १५ बरस ० बाप 


स्वेम। तेन पापेन वियुक्ता वयमे- 
प्याम-उत्तरेण पथा ल्वत्प्रसादात्‌। 

किन्तु व तुभ्य॑ परिचय कतु 
न शक्‍नुमों भूयिष्ठां बहुतमां ते 
तुम्य॑ नमठक्ति नमस्कारवचन 
विधेम, नमस्कारोक्‍्त्या परिचरे- 
मेत्थथेः, अन्यत्‌ कतुमशक्ताः 
सन्त इति ॥ १॥ 


' पापोसे जिमुक्त होकर हम तेरी कृपासे 


उत्तरायणमार्गसे जायेगे | 
किन्तु हम तेरी परिचर्या---सेवा 


: करनेमें समर नहीं हैं, अतः तेरे 


लिये अनेकों बार नमउक्ति-- 
नमस्कार-बचनोंका विधान. करें 
अर्थात्‌ और कुछ करनेमें असमर्थ 
होनेके कारण नमस्कारोक्तिद्वारा तेरी 
परिचर्या करें ॥ १ ॥ 


०-० (७ (3: फंकीमननन-+-, 


इति चृहृदारण्पकोपनिपद्भाप्प पञ्चमाध्याये 
पञ्चदश सूर्य ग्रिग्रार्थनाब्राह्मणम्‌ ॥१०॥ 





इति भीमद्वोविन्दभगवत्पूज्यपादशिप्यस्य परमदंसपरिवाजकाचार्यस्य 
भ्रीमच्छदृ्‌स्मगवतः रूतो घृहदारण्यकोपनिपद्धा प्ये 
पश्चमोष्ध्यायः ॥ ५॥ 


लि 
2 


जी ऑव्डाड 
--&०<कै+क-- 
फ़्क्स् कऋाह्यंण 





३ प्राणो गायत्रीत्युक्तम्‌ || 3 प्राण गायत्री है--ऐसा पहले 
- | कहा जा चुका है। किन्तु गायत्रीका 

 कारणात्‌ ग्राणसावा 
32000 अकक ! प्राणभाव किस कारणसे है, वागादि- 


| 
गायत्र्या न पुनर्वागादिभाव इति १ शव क्‍यों नहीं है * क्योंकि प्राण 
यस्माज्ज्येहश्न श्रेष्ठथ्य प्राणो न ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है, वागादि ज्येष्ठता 


ञे और श्रेष्ठताके पात्र नहीं हैं। प्राणका 
वागादयो ज्यैष्टयश्रेष्यमाजः । | है 
रे का . ' ज्येष्ठत्व और श्रेष्ठत्व क्यों है--- इसका 


कं ज्येहत्व॑ श्रे््व॑ च प्राणस्येति | निश्चय करनेकी इच्छासे यह [ आगेका 
तन्निर्दिधारयिषयेदमारभ्यते । | ग्रन्थ ] आरम्म किया जाता है | 
अथवोक्थयजुःसामक्ष॒ज्ादि- अथवा उक्ध, यजु,, साम, क्षत्रादि 


भाबैः प्राणस्यैवोपासनममिहित |” "डे भादि अन्य अअ 
रहते हुए भी प्राणकी ही उपासना 
सत्खप्यन्येषु चक्लुरादिषरु | तत्र | बतलायी गयी है। यहाँ उसका हेतुमात्र 
हेतुमात्रमिदानन्तयेंण संबध्यते | | *” नो उसके अनन्तर होनेके कारण 
पता: मद उससे सम्बन्ध रखता है । यह पूर्व 
ने उनः ; विवक्षितं तु | प्रन्थका शेष नहीं है, इसका विवक्षित 
खिलत्वादस्य काण्डस्य पूर्वत्र ( हे विशिष्टफल्वती ग्राणोपासना ही 
न न कक, / जिसका कि यह काण्ड खिल्खरूप 
यदनुक्त॑ विशिष्टफलं प्राणविषय- होनेके कारण पूर्वमरन्थ_मं उल्लेख नहीं 


मुपासन तद्‌ वक्तव्यमिति | किया गया, वही यहाँ वतलाना है | 





ब्राह्मण १ ] शाडूरभाष्यार्थ १५०७ 
बॉय कायल बस? बॉ? ब्ॉर्ि2- व्यॉकट कक चईए जे: नया 2220- ब्यॉ>८2:% यह प्यॉरके:2क नया: 


ज्येष्ट-श्रेष्ट-हष्टिसे प्राणोपापना 
3० यो ह वे ज्येष्ठटं च श्रेष्ठ च वेद ज्येष्टश्न श्रेष्ठश्व 
खानां भवति प्राणो वे ज्येष्ठश्न श्रेष्ठ ज्येष्ठश्व॒ श्रेष्ठश्न 


खानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं बेद ॥ १ ॥ 
जो कोई ज्येष्ठ और श्रेष्ठके जानता है, वह अपने ज्ञातिजनोंमें ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ होता है | प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो ऐसी उपासना 
करता है, वह अपने ज्ञातिजनोंमे तथा और जिनमें होना चाहता है, उनमें 
भी ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होता है ॥ १ ॥ 
यः कशथ्िद्ध वा इत्यव-। जो कोई, यहाँ 'ह” और वे! 


भ्रेह्गुण निश्चयार्थ गे बतछाये 
धाणापों । यो ज्येह निश्चरयाथक हैं, जो ४ बत हु 
जानेवाले ज्येष्ठ और श्रेष्ठ गुणवाले 


वक्ष्यमाणं यो वेदासों भवत्येव प्राणको जानता है, वह ज्येष्ठ और 


ज्येप्ठभ् श्रेष्ठभ | एवं फलेन | श्रेष्ठ हो ही जाता है । इस प्रकार 


प्रलोभितः सन्‌ प्रश्नायाभिसुखी- फलसे प्रकोभित होनेपर जब साधक 
के ् प्रशनके लिये अभिमुख हुआ तो उससे 


भूतस्तस्मे चाइ--आणो वै ज्येह्ठथ् | श्रुति कहती है---'ग्राण ही ज्येष्ठ 
श्रेष्ण | और श्रेष्ठ है |? 


कथ॑ पुनरवगम्यते प्राणो | किन्तु यह जाना कैसे जाता है 
ज्येतथ श्रेष्नभेति ? बसान्िपेक- | न ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है? क्योकि 
हि | गर्भाधानके समय ही यथपि ग्राणादि- 

का एवं शुक्रशोणितसंबन्धः समूहका शुक्र और शोणितसे समान 
प्राणादिकलापस्याविशिष्टट, त- , सम्बन्ध है, तो भी बिना प्राणके 
थापि नाप्राणं शुक्र विरोहतीति झुक्रमें शरीरका अड्डूर नहीं होता , 


श अत. चश्लु आदि इन्द्रियोंकी अपेक्षा 
प्र $ >> पे 
थम इत्तिलामः प्राणस चक्षुरा- | प्राणको पहले बृत्तिछाभ होता है, 


दिश्यः; अतो ज्येष्ठो चयसा प्राणः | * इसलिये आयुके द्वारा प्राण ज्येष्ठ है। 


१५५८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


कर्क. कई 22४०. कई २230७. आई 3:2७ नया: आई :०:७ “यह ९ गे: आई ०-१ क व्याई 2: 220 व्याई->-2 4७ नई २८020 चाई:):७ 


निषेककालादारभ्य गर्म 'पृष्यति 
प्राण:; प्राणे हि लब्धबत्तों पश्चा- 
चझन्नुरादीनां बृत्तिताभ); अतो युक्त 
गआरणस् ज्येष्ठत्व॑ चक्षुरादिषु । 

भवति तु कथ्ित्‌ कुले ज्येष्ठो 
गुणहीनत्वात्तु न श्रेष्ठ; मध्यमः 
कनिष्ठो वा गुणाव्यत्वाद्‌ मवे- 
च्छूष्टो न ज्येष; न तु तथे- 
हेत्याह--प्राण एवं तु ज्येष्ठथव 
श्रेठथ्ष | कथं पुनः श्रेष्ठधमव- 
गम्यते प्राणस्य १ तदिह संवादेन 
दशेयिष्यामः । 

सर्वथापि तु प्राणं ज्येष्ठश्रेष्ठ- 
गुणं यो वेदोपास्ते स खानां 
ज्ञातीनां ज्येष्ठथ्व श्रेष्ठध भवति 
ज्ये्ठश्रेष्ुणोपासनसामर्थ्यात्‌.। 
खब्यतिरेकेणापि च येषां 
मध्ये ज्येष्ठथ् श्रेष्ठध मविष्या- 
मीति चुभूषति भवितुमिच्छति 
तेषामपि  ज्येष्ठश्रेष्ठप्राणदर्शी 
ज्येष्ठथ श्रेष्ठथ भव॒ति । 


गर्भाधानके समयसे ही प्राण गर्भका 
पोषण करता है | ग्राणके बत्तियुक्त 
हो जानेके पीछे ही चक्षु आदिको 
वृत्तिकाम होता है , अत, चक्षु आदियें 
प्राणका ज्येष्ठत्व उचित ही है | 


कुलमें कोई पुरुष ज्येष्ठ तो होता 
है, किन्तु गरणहीन होनेके कारण वह 
श्रेष्ठ नहीं माना जाता। तथा गुणसम्पन्न 
होनेके कारण मध्यम अथवा कनिष्ठ 
श्रेष्ठ तो होता है, किन्तु ज्येष्ठ नहीं 
माना जाता , किन्तु यहाँ ऐसा नहीं 
है---यही बात श्रुति बतछाती है--- 
प्राण ही ज्येष्ठ है और श्रेष्ठ भी | प्राण- 
की श्रेष्ठता केसे जानी जाती है ? यह 
बात यहाँ हम सवादसे प्रदर्शित करेंगे। 

जो किसी भी प्रकार ज्येष्ठ-श्रेष्ठ गुण- 
वाले प्राणको जानता अर्थात्‌ उसकी 
उपासना करता है, वह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ 
गुणवानकी उपासनाके सामथ्यसे 
अपनोंमें अर्थात्‌ खजातियोंमें ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ होता है | अपनेंसे भिन्‍न 
दूसरे जिन-किन्दींमें भी वह मैं ज्येष्ठ 
और श्रेष्ठ हो जाऊँ? इस ग्रकार ज्येष्ठ, 
श्रेष्ठ होनेकी इच्छा करता है, उनमें 
भी यह ज्येष्ठ-श्रेष्ठ प्राणोपासक ज्येष्ठ 


ओरे श्रेष्ठ हो जाता है । 





१ अर्थात्‌ प्राणका ज्येशत्व ओर श्रेष्ठव्व आरोपित हो अथवा वास्तविक । 


ब्राह्मण १ ] शाडूरसाप्यार्थ श्रणर, 
>्बरऊ६., ४५२. बक्सर बरकिए. जाए22७. आए: “आपका ि2स्‍७- +०६५२:2५.. "क<ट2%- कर 

ननुवयोनिमित्तं ज्येहचलं | किन्तु ज्येष्तत्व तो आयुके कारण 

तदिच्छातः कर्थ भवति !? | दोता है, वह इच्छासे कैसे हो सकता 


५ है! ऐसी शका होनेपर कहते हैं--- 
इत्युच्यते । नेष दोषः, आ्राणवद्‌ यह दोष नहीं है, क्योंकि प्राणके 


वृत्तिलाभस्येव ज्ये्वत्वस्य विवक्षि- | समान [ यहाँ भी ] इचिलाम ही 
तत्वात्‌ ॥ १॥ ज्येष्नत्वरूपसे विवक्षित है* ॥१॥ 
“7+*कीडइड3 57८ 
वप्तिष्ठाइश्सि वाकृकी उपासना 
यो ह वे वसिष्ठां वेद वसिष्ठ: खानां भवति वागू 
वे बसिष्ठा वसिष्ठः खानां भवत्यपि च येषां बुभूषति य एवं 
वेद ॥ २॥ 
जो वसिष्ठाको जानता है, वह खजनोंमें वसिष्ठ होता है। वाक्‌ ही 
वस्तिष्ठा है। जो ऐसी उपासना करता है, वह खजनोंमें तथा और जिनमें 
चाहता है, उनमें वसिष्ठ होता है || २॥ 
थो ह ये वसिष्ठां वेद वसिष्ठट | जो वसिष्ठाको जानता है, वह 


खानां भवति । तदर्शनानुरूपेण | नेम वसिष्ठ होता है | उसकी 
उपासनाके अनुसार ही फल होता 


फलस्‌ | येषां च॒ ज्ञातिव्यति- | है| तथा अपनी जातिसे भिन्‍न जिन 
रेकेण बसिष्ठो भवितुमिच्छति | लोगोंमें वह वसिष्ठ होना चाहता है, 


तेषां च वसिष्ठो भवति। उच्यतां मं भी वसिष्ठ हो जाता है। अच्छा 


[है कायौ तो बताओ वसिष्ठा कौन है ? [ इसपर 
तह कासी वसिष्ठेति  वाग्‌ वै | बे हैं---] वाक्‌ ही वसिष्ठा है। 
मनन बसाती है, अथवा 
# क्योंकि जिस प्रकार अन्नभक्षणादिके कारण चक्षुरादि इन्द्रियोंके 


हा कारण होनेसे प्राण ज्येष्ठ है, उसी प्रकार अन्य जीवोका जीवन प्राणोपासक- 
अधीन होनेसे वह उनमें ज्येष्ठ है । उसका ज्येष्ठत्व आयुके कारण नहीं है । 


१२६० घृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बडी बट, न कि नए मिट ब्रेक नि ५ नई नह सपना किट “कई<>०2४0० 5:22: 
वेति वसिष्ठा | वाग्ग्मिनो हि |बसती है, इसलिये यह वसिष्ठा है, 

हु क्योंकि जो अच्छे वक्ता धनवान होते 
धनवन्तो वसन्त्यतिशयेन । है, वे ही अतिशयतापूर्वक वसते हैं । 


आच्छादनार्थस्स वा वसेवे- | अथवा आच्छादनार्थक 'वस्‌' धातु- 


से 'वसिष्ठा? शब्द निष्पन्न होता है| 
सिष्ठा । अभिमवन्ति हि वाचा | वाक़्कुशछ लोग वाणीसे दूसरोंका 
पराभव कर देते है । अत बसिष्ठ- 
गुणयुक्त पदार्थके विज्ञानसे उपासक 
गुणवत्परिज्ञानाद वसिष्ठणुणो वसिष्टगुणवान्‌ दो जाता है--इस 

प्रकार ज्ञानके. अनुसार फछ 
भवतीति दशेनानुरूपं फलम्‌।॥२॥ | होता है ॥ २ ॥ 


नजा+*+ अछि फ्रेडट++- 





वाग्मिनो5न्यान्‌ | तेन वसिष्ठ- 


प्रतिष्ठाहश्सि चक्ष॒की उपासना 


यो ह बे प्रतिष्ठां बेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
दुर्गें चछ॒वें प्रतिष्ठा चक्षुपा हि समे च दुर्गें च प्रतितिष्ठति 
प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्गें य एवं वेद ॥ ३॥ 


जो प्रतिष्ठाको जानता है, वह समान देश-काहमें प्रतिष्ठित होता है 
और दुर्गममें भी अ्रतिष्ठित होता है। चश्षु ही प्रतिष्ठा है। चक्षुसे ही 
समान और दुर्गम देश-कालूमें प्रतिष्ठित होता है। जो ऐसी उपासना 
करता है, वह समान और दुगममें प्रतिष्ठित होता है ॥ ३ ॥ 


योह वे ग्रतिष्ठां वेद श्रति-| जो कोई ग्रतिष्ठाको जानता है, 
जिससे प्रतिष्ठित होता है, उसे प्रतिष्ठा 
कहते हैं,उस प्रतिष्ठाको अर्थात्‌ प्रतिष्ठा- 
प्रतिष्ठागुणवर्ती यो वेद तस्येतत्‌ | ग्रणयतीको जो जानता है, उसे यह्द 


तिष्टत्यनयेति ग्रतिष्ठा तां ग्रतिष्ठां 


ब्राह्मण १] शाउरस्साप्याये १२६१ 
३२० «ईे.- स> 'ऋ ७ 9८ 5 बन एमी बापू 9 ०८९५... ब्|प्ूय 
फलम्‌--प्रतितिष्ठति समे देशे फल मिलता ऐ--बह समान देश और 
कालमें प्रतिष्ठित होता है; तथा दुरग-- 
विषम यानी दुर्गम्य देशमें और दुमिक्षादि 

दुर्भिक्षादों वा काले विपमे। जिए्म कालमें प्रतिष्ठित होता है. | 


कि 


काले च| तथा दुर्गे विपमे चदुगेमने 


ञ> देश 
चद्शदु 


यद्येबमुच्यतां कासो प्रतिष्ठा ९ यदि ऐसी वात है तो बताओ 
हि े यह प्रतिष्ठा क्या हैँ ? चक्षु ही प्रतिष्ठा 
चह्ब प्रतिष्ठा । कय चप्षुपः है । चक्षुका प्रतिष्ठाल कैसे है ? सो 
प्रतिष्ठात्नम्‌ १ इत्याह-चश्नुपा हि. श्रुति बतल्यती है क्योंकि सम और 
विषम देश-कालमें चक्षुसे देखकर ही 
पुरुष प्रतिष्ठिव होता हैं | अतः जो 
अतोष्नुरूपं फल प्रतितिष्ठति समे । ऐसी उपासना करता है, उसे उसके 
ग्रतितिष्ठतत हुर्ग ये एवं ३0 कक हि 
मर +  मममे प्रतिप्ठित होता है और दुर्गमर्मे 


चेदेति ॥ ३ ॥ भी प्रतिप्रित होता है ॥ ३ ॥ 


“7४7 "४ अरूण. 7 


समे च दुर्ग च दृष्ठा प्रतितिष्ठति; 


अत 





सम्पदहशिसे श्रो भ्की उपासना 
यो ह वे संपद॑ वेद सरहास्मे पद्मते य॑ काम 
कामयते श्रोत्रं वे संपच्छोत्रे हीमे सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः 
ब्पे 5 उक ० हक ९० 

सर हास्म पद्मते यं काम॑ कामयते य एवं बेद ॥ 8 ॥ 
जो सम्पदको जानता है, वह जिस भोगकी इच्छा करता है, वही 
उसे सम्पक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है। श्रोत्र ही सम्पद्‌ है । श्रोज््मे ही 
ये सब वेद सब प्रकार निष्पन्न हैं| जो ऐसी उपासना करता है, वह जिस 
भोगकी इच्छा करता है, वही उसे सम्यक्‌ प्रकारसे प्राप्त हो जाता है ॥9॥ 
यो हे संपद॑ वेद संपह्गुणयुक्त॑ | जो भी सम्पद्‌को जानता है अर्थात्‌ 


है हि सम्पद्दुणत्रानको जानता है, उसे यह 
यो वेद तस्पेतत्‌ फलमस्मे बिदुपे | फछ मिलता है---उस विद्वानको 


श्श्द्र 


चृहद्ारण्यकोीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


नकक)3.. «र्टिट4- “अर. कफ पा ७ बिका. बिक नए २22७ «आप. बई2- 


संपद्यते ह | किम्र्‌ १ ये काम 
कामयते स काम); कि पुनः 
संपद्गुणकम्‌ ! भ्रोत्रं वे संपत्‌, कथ॑ 
पुनः श्रोत्रस्थ संपह्ठुणत्वम्‌ ह इ- 
त्युच्यते । श्रोत्रे सति हि यसात्‌ 
सर्वे वेदा अभिसंपन्नाः श्रोत्रेन्द्रिय- 
वतो5ध्येयत्वात्‌ । वेदविहितकर्मा- 
यत्ताश्व॒ कामास्तसाच्छोत्रं संपत; 
अतो विज्ञानानुरूप फलम्‌; सं 
हास्मे पद्यते य॑ काम॑ कामयते 
य एवं वेद ॥ ४ ॥ 


प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो 
जाता है ? जिस भोगकी वह इच्छा 
करता है वह भोग ! अच्छा तो, 
सम्पहुणवाल कौन है * श्रोत्र ही 
सम्पद्‌ है । किन्तु श्रोत्रका सम्पदू- 
गुणत्व किस प्रकार है ? सो ब्रतलाया 
जाता है--क्योंकि श्रोत्रके रहते ही 
सम्पूर्ण वेद सब प्रकार निष्पन्न होते 
हैं, क्योंकि वे श्रोत्रेन्द्रियव्रान्‌द्वारा ही 
अध्ययन किये जा सकते हैं| और 
भोग तो वेदबिहित कर्मोके ही अधीन 
हैं, इसलिये श्रोत्र सम्पद्‌ है | अत 
विज्ञान ( उपासना ) के अनुरूप ही 
फल मिलता है | जो ऐसी उपासना 
करता है, वह जिस भोगकी इच्छा 
करता है, वही उसे मिल जाता है ॥४॥ 


आम आम कलिसी 
आयतनहश्सि मनकी उपासना 

यो ह वा आयतनं बेदायतन< खानां भवत्यायतनं 

जनानां मनो वा आयतनमायतन* खानां भवत्यायतनं 


जनानां य एवं बेद ॥ ५॥ 


जो आयतनको जानता है, वह खजनोंका आयतन होता है, तथा 


अन्य जनोंका भी आयतन होता है | मन ही आयतन है , जो इस प्रकार 
उपासना करता है, वह खजनोंका आयतन होता है तथा अन्य जर्नोका 
भी आयतन होता है ॥ ५॥ 


ब्राह्मण १ ] 


दशाइस्साष्याये 


श२दिरे 


२)... «९२२५... आप 52० पक ब््िस णपू2.. जप अप वि ५22 ० 


यो ह वा आयतन वेद--आय- 
तनमाश्रयस्तदू यो वेदायतन खानां 
भवत्यायतनं जनानामन्येषामपि । 
कि पुनस्तदायतनस्‌ ९ हत्युच्यते- 
मनो वा आयतनमाश्रय इन्द्रियाणां 
विषयाणां च । मनआश्रिता हि 
विषया आत्मनो भोग्यस्व॑ प्रति- 
पथन्ते; मनःसंकल्पवशानि चेन्द्रि- 
याणि प्रव्॒तन्ते निवर्तन्ते च; अतो 
मन आयतनमिन्द्रियाणास्‌ । 
अतो दरश्शनाजुरूपेण फलमायतन 
खानां भवृत्यायतन॑ जनानां य॑ 
एवं वेद ॥ ५॥ 


जो भी आयतनको जानता है--- 
आयतन आश्रयको कहते हैं, उसे जो 
कोई जानता है, वह स्वजनोंका 
आयतन होता है तथा अन्य जनोंका 
भी आयतन होता है | अच्छा तो वह 
आयतन है क्‍या ? इसपर कहा जाता 
है---मन ही आयतन अर्थात्‌ इन्द्रिय 
और विषयोंका आश्रय है। मनके 
आश्रित ही विषय आत्माके भोग्यलको 
प्राप्त होते हैं। मतके सट्डूल्पके अधीन 
ही इन्द्रियोँ [ अपने-अपने विषयोंमें 
प्रवतत्त और [ उनसे ] निबृत्त होती 
हैं, अतः मन इन्द्रियोॉंका आयतन 
है । इसलिये जो ऐसी उपासना 
करता है, उसे इस दृष्टिके अनुरूप 
यह फल मिलता है कि वह स्वजनों- 
का आयतन होता है तथा अन्य जनो- 
का भी आयतन होता है ॥ ५॥ 


>--“398%ऋफंई४८--- 


प्रजातिहशिसे रेतसकी उपासना 


यो ह वे प्रजाति वेद प्रजायते ह प्रजया पशुभी 
रेतो वे प्रजातिः प्रजायते ह प्रजया पशुभिय एवं बेद ॥६॥ 


जो भी प्रजातिको जानता है वह प्रजा और पशुओंद्वारा प्रजात 
( इंद्धिको प्राप्त) होता है । रेतस्‌ ही प्रजाति है | जो ऐसा जानता है, 
तह प्रजा और पशुओंद्वारा प्रजात होता है || ६ ॥ ई 


१२६६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बॉय न्य ट, जर 2 कस २ बन नह "आए 2:22 नये? नई: ४७- "०८००2: व <:2:2७- नया: 
वाग्घोच्नक्राम सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योवाच कथम- 
शकत महते जीवितुमिति ते होचुयेथाकछा अबदन्तो 
वाचा प्राणन्तः प्राणेन पर्यन्तश्रक्लुषा श्वण्बन्तः श्रोत्रेण 
विद्वाशसो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति प्रविबेश 
ह वाक्‌ ॥ ८ ॥ 

[ पहले ] वाकने उत्क्रमण किया। उसने एक वर्ष बाहर रहकर 
लौटकर कहा--'मेरे बिना तुम केसे जीवित रह सके थे ” यह सुनकर 
उन्होंने कहा, “जेसे मूक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए भी प्राणसे प्राणक्रिया 
करते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते, मससे जानते और रेतसूसे प्रजा 
( सन्‍्तान ) की उत्पत्ति करते हुए [ जीवित रहते हैं ] वेसे ही हम जीवित 


रहे !? यह सुनकर वाकने शरीरमें प्रवेश किया || ८ ॥ 


वागेव प्रथम हासाच्छरीरा- 
दुच्चक्रामोतक्रान्लवती | सा 
चोत्क्रम्य संवत्सरं ग्रोष्य ग्रोषिता 
भूत्वा पुनरागत्योबाच--कथम- 
शकत शक्तवन्तों यूय॑ मच्ते मां 
विना जीवितुमिति १ 

त एबमुक्ता ऊचुर्यथा लोके- 
5कला मृूका अवदन्तो वाचा 
प्राणन्तः ग्राणनव्यापारं कुर्वेन्तः 
प्राणेन पश्यन्तो दशनव्यापारं 
चक्षुपा कुवन्तस्तथा शृण्पन्तः 
श्रोत्रेण विद्वांसो मनसा कार्या- 
कायोदिविषयं प्रजायमाना रेतसा 


प्रथम वाकने ही इस शरीरसे 

उत्क्रण किया। उसने उत्क्रमण 
कर एक वर्ष बाहर रहकर फिर 
वहाँसे छौटकर कहा, “तुमछोग मेरे 
बिना किस प्रकार जीवित रह 
ः थे? 


उससे इस प्रकार कहे जानेपर वे 
बोले, “जिस प्रकार लोकमें अकछ 
अर्थात्‌ मूक पुरुष वाणीसे न बोलते हुए 
प्राणसे प्राणन अर्थात्‌ ग्राणव्यापार 
करते हुए, नेन्नसे देखते-दर्नन्यापार 
करते हुए, इसी प्रकार श्रोत्रसे सुनते 
हुए, मनसे कार्याकार्यादे विषयको 
जानते हुए और वीर्यसे प्रजनन 
अर्थात्‌ पुत्रादिकी उत्पत्ति करते हुए 


पुत्रानुत्पादयन्‍्त एवसजीविष्म | [ जीवित रहते हैं ], उसी प्रकार 


ब्राह्मण १ ] शाइरस्माष्याथे १२६७ 
ब्करपि: बार), "व 29... «3-20 व्व-)2.. ऑल न्को सि-फे व्य 72 प्कॉए: 23७ ब्यव८03 ब्योंट73- व्यि03 


वयमित्येव॑ प्राणेदत्तोत्तरा वागा- , हम भी जीवित रहे; प्राणोंसे ऐसा 

त्मनोएसिन्नवसिष्ठत्व॑ बुदुध्वा | उत्तर पाकर वाकने अपनेको वसिष्ठ 

प्रविवेश ह वाकू ॥ ८ ॥ न समझकर शरीरमें प्रवेश किया | ८॥ 
-.--६७६३९७०- 


चक्षुका उत्कमण और परीक्षा्सें असफ़ल होकर पुनः प्रवेश 

चक्लुहोश्चक्राम तत्‌ संवत्सरं. प्रोष्यागत्योवाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुयेथान्धा अप- 
स्यन्तश्रक्लुषा प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो वाचा श्ृण्वन्तः 
श्रोत्रेण विद्वाश्सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजीविष्मेति 
प्रविवेश ह चक्षु। ॥ ६ ॥ 


चक्षुने उत्क्ररण किया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर 
कहा, तुम मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे ” वे बोले---'जिस्त प्रकार 
जन्‍्धे लोग नेत्रसे न देखते हुए प्राणसे प्राणन करते, बाणीसे बोलते, श्रोत्र- 
से सुनते, मनसे जानते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित 


रहते हैं), उसी प्रकार हम जीवित रहे !! यह छुनकर चश्लुने प्रवेश 
किया ॥ ९॥ 


श्रोत्रका उत्तमण ओर परीक्षार्में असफल होकर पुनः प्रवेश 

श्रोत्र९ होच्चक्राम तत्‌ संवत्सर॑ प्रोष्यागत्योबाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुर्यथा बधिरा 
अश्ण्वन्तः श्रोत्रेण प्राणन्तः प्राणेन वदन्‍्तो वाचा 
पश्यन्तश्चक्षुषा विद्वाश्सो मनसा प्रजायमाना रेतसेवमजी- 
विष्मेति प्रविवेश ह श्रोत्रम ॥ १० ॥ 


श्रोत्रने उत्क्मण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर लौटकर कहा, 


(२६८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्वपििफ «22:७0, >्यविटे ब्हि2०- ब्िएक- काए सटे ब्ेि22० नई न , ये, व्याए20७ नई: ०222७. नई पक 
'तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ” वे बोले---'जिस प्रकार बहरे 
आदमी कानोसे न सुनते हुए भी प्राणसे प्राणण करते, वाणीसे बोलते, 
नेत्रसे देखते, मससे जानते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित 
रहते हैं ), उसी प्रकार हम जीतरित रहे |! यह सुनकर श्रोत्रने प्रवेश 

किया ॥ १०॥ 


मनका उत्कमण और परीक्षा्सें असफ़ल होकर पुनः प्रवेश 
मनो होच्क्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योबाच 
कथमशकत महते जीवितुमिति ते होचुयथा मु॒ग्घा अबि- 
द्वाश्सो मनसा प्राणन्तः प्राणेन बदन्तो वाचा पश्यन्त- 
श्रक्षुपा श्ण्वन्तः श्रोत्रेण प्रजायमाना रेतसेबमजीविष्मेति 
प्रविवेश ह मनः ॥ ११ ॥ 
मनने उत्क्रमण किया | उसने एक वर्ष बाहर रहकर छोटकर कहा, 'तुम 
मेरे बिना केसे जीवित रह सके थे » वे बोले, 'जिस प्रकार मुग्ध पुरुष 
मनसे न समझते हुए भी प्राणसे प्राणन करते, वाणीसे बोलते, नेत्रसे 
देखते, कानसे सुनते और रेतससे प्रजा उत्पन्न करते हुए [ जीवित रहते 


हैं ), उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर मनने शरीरमें प्रवेश 
क्या ॥ ११॥ 


रेतसका उत्कमण और परीक्षार्में असफ़ल होकर पुनः प्रवेश 

रेतो होन्चक्राम तत्‌ संवत्सरं प्रोष्यागत्योबाच 
कथमशकत मध्ते जीवितुमिति ते होचुरयंथा छीबा 
अप्रजायमाना रेतसा प्राणन्तः प्राणेन बन्दतो वाचा 
पश्यन्तश्रक्षुषा श्ृण्बन्तः श्रोत्रेण विद्वाश्सो मनसेबम- 
जीविष्मेति प्रविवेश ह रेतः ॥ १२॥ 


ब्राह्मण १ ] शाउरसाष्याथे १५६० 
ब्वट्क फ्र प्र्टिक प्र, ब्कॉर्पे: 2०. बे: 2०. एम 02०. बऑर्पे: 2७ बॉय ० नए 20क्‍० २:2७ ब्र्प*ट:229. नई) च्कर>-- 
रेतसने उत्कमण किया । उसने एक वर्ष बाहर रहकर फिर लोटकर 

कहा, 'तुम मेरे बिना कैसे जीवित रह सके थे ” वे बोले, 'जिस प्रकार 
नपुसक लोग रेतससे प्रजा उत्पन्न न करते हुए प्राणसे प्राणन करते, वाणी- 
से बोलते, नेत्रसे देखते, श्रोत्रसे सुनते ओर मनसे न जानते हुए [ जीवित 
रहते हैं ), उसी प्रकार हम जीवित रहे |? यह सुनकर वीर्यने शरीरमें 

प्रवेश किया || १२ ॥ 
तथा. चद्लुहेंच्िक्रामेत्यादि' इसी प्रकार 'चक्लुहोच्िक्राम! 
हा हे इत्यादि मन्त्रोंका अर्थ पूर्ववत्‌ है। 
पूवैबत्‌ । श्रोत्रं सनः प्रजाति- श्रोत्र, मन, प्रजाति (रेतस्‌) इत्यादि- 
रिति॥९-१२॥ ने उत्क्रमण किया ॥९-१२॥ 


+2265.4 आज: 





प्राणके उत्कमण करते ही अन्य इन्द्रियोंका व्चिलित हो जाना और 
उत्तकी श्रेष्ठ] स्वीकार करना 
अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्‌ यथा महासुहयः सेन्धवः 
पड्वीशशडबन्कून्‌ संबृहेदेव< हैवेमान्‌ प्राणान्‌ संबवर्ह ते 
होचुमों भगव उत्कमीन बे रक्ष्यामस्त्वदते जीवितुमिति 
तस्यो में बलिं कुरुतेति तथेति ॥ १३॥ 
फिर प्राण उत्क्रणण करने लगा तो जिस प्रकार सिन्धुदेशीय महान 
अश्य पैर बॉघनेके खूँटोंको उखाड़ डालता है, उसी प्रकार वह इन सब 
प्राणोंको स्थानच्युत करने छगा | उन्होंने कहा, “मगवन्‌ | आप उत्क्रमण 
न करें, आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकते |? प्राणने कहा, “अच्छा 
तो, मुझे बलि (भेंट ) दिया करो ।? [ अन्‍य इन्द्रियोंने कह्या--] “बहुत 
अच्छा? ॥ १३ ॥ 
अथ ह प्राण उत्क्रमिष्यन्न-| फिर प्राण “उत्क्रमिष्यन्‌ः-.. 
स्क्रमणं करिष्यंस्तदानी मेव खस्था- | उत्क्रण करने छगा । उसी समय 


१२७० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
न कियफ “कक, कई क, वि: बा एस क्‍ बाई बज 3क ७ ब्याई:2स्‍% "ये क- न्याई पलट बज 3, 


नात्‌ प्रचलिता वागादयः । | वागादि अपने स्थानसे चढायमान 
--. | हो गये | किसके समान, सो बतछाते 
>-यथा लो 
हि जग का हैं-जिस प्रकार छोकर्मे महापुहय - 
महांश्रासा सुहयश्ष महासुहय; 


जो महान्‌ हो और सुहयय-शोभन 
शोभनो हयो लक्षणोपेतो महान्‌ 

| हो एवं 'सैन्धव'-सिन्धदेशमें उत्पन्न 
कून्‌ पादबन्धनशडकूनू पड़ची 

चढ़ते ही पड्वीशशहड्डूओंको-पैर 
रूढे परीक्षणाय; एवं हैवेमान्‌ | उखाड़ डालता है, इसी प्रकार उसने 


हय अर्थात्‌ सुलक्षण-सम्पन्न अश्व 
परिमाणतः सिन्धुदेशे भव्‌ः 

हुआ अर्थात्‌ उत्तम जातिका हो, वह 
शा ते शड्बश्॒ताब्‌ संदहे बाँधनेके खूँटोंको-जों पड़वीश हों 
वागादीन्‌ प्राणान्‌ संववहोद्यतवान्‌ | _ 0362 0 5006 कक 











( घोडा ) हो तथा परिमाणत महान्‌ 
सैन्धवो+मिजनतः पड़वीशशरू- 

जिस प्रकार परीक्षाके लिये सवारके 
दुचचच्छेद्युगपदुत्खनेदश्वारोह आ- | और श्डू हों, उनको सबृहेत्‌- 
! अगला दिया-अपने स्थानसे विचलिति कर 
खणस्थानादू्‌ भ्रंशितवान्‌ । 
' ते वागादयो होचुहें मगवों 
भंगवन्‌ मोत्क्रमीयेसान्न वे 
शक्ष्यामस्त्वच्ते त्वां विना 
जीवितुमिति । यद्येव॑ मम श्रेष्ठता 
विज्ञाता भवद्धिरहमत्र श्रेष्ठस्तस्य 
उ में मम॒ वर्लिं करं कुरुत कर 


प्रयच्छतेति | 
अयं च प्राणसंवादः कल्पितो 


दिया । 

उन वागादिने कहा, 'हे मगवन्‌ ! 
आप उत्क्रमण न करें, क्योंकि आपके 
बिना हम जीविंत नहीं रह सकते |? 
[ प्राण बोछा-] “यदि ऐसी बात है. 
तो तुमलोगोंको मेरी श्रेष्ठताका पता 
छग गया, यहाँ में ही श्रेष्ठ हूँ। 
अत. उस मुझको तुमलछोग बलि दिया 
करो अर्थात्‌ कर (भेंट) दिया करो | 

यह प्राणसवाद कल्पित है, इससे 
विद्वानके लिये श्रेष्ठ पुरुषकी परीक्षा 


विदुषः श्रेष्परीक्षणप्रकारोपदेश! | | करनेके प्रकारका उपदेश दिया गया है। 


ब्राह्मण १ ] शाइरमाप्याथे १२७१ 
3. ब्पा 0५ न्ञरव बापू बाप अल ण९६०० ०५४० बरी ८९०22... ६२०. ००९५२ 


अनेन हि प्रकारेण विह्ान्‌ को । इसी प्रकार विद्वान 'यहाँ श्रेष्ठ कौन 
नु खल्वत्र श्रेष्ठ इति परीक्षण : है ? से परीक्षा करता है । ये 
बे क्षणप्रकारः | यह परीक्षाका प्रकार सवादरूप 
करोति । स एप परीक्षणप्रकारः | नहीं हो हे 5 
संपादभूतः फथ्यतेः न हान्यधा | कहा गया है; नहीं तो इन मिल्‍ 
3 और . । कार्य करनेत्राले वागादिका एक-एक 
सहत्यकारणा सतामप्रामद्धसभ | करके एक-एक बर्षतक साक्षात्रूप- 
संवत्सरमात्रमेवेकेक्स निर्मेमना- ! से बाहर निकडना आदि सम्भव नहीं 
द्युपपद्यते | तसाद्‌ विद्ानेवानेन | है| अत वागादिमेंसे प्रधानको जानने- 
ड न वगितीनो | की इच्छावाला उपासक ही उपासनाके 
प्रकारेण विचारथति वागार्द | हि है 
अत गम लिये इस प्रकार विचार करता है । 
के | घोले प्राणद्वारा बलि मोगे जानेपर वागादि 
प्राथिताः सन्‍्तः प्राणास्तथेति ' ग्राणोने भ्यहुत अच्छा! ऐसा कहकर 
प्रतिन्ञातवन्तः ॥१३॥ प्रतिज्ञा की ॥ १३॥ 


“+++>>७ २ ८५८न्ा 

वाया।दिक्षत प्राणफी स्तुति और उसे अन्न तथा वस-पदान 

सा ह वागुवाच यद वा अहं वसिष्ठास्मि त्व॑ तह- 
सिप्टोए्सीति यट वा अहं प्रतिष्ठास्मि त्व॑ तत्मतिष्ठोए्सीति 
चक्षुयंद्‌ वा अह< संपदस्मि त्व॑ तत्संपद्सीति श्रोत्र॑ यद्‌ 
वा अहमायतनमस्मि त्व॑ तदायतनमसीति मनो यद्‌ वा 
अहं प्रजातिरस्मि त्व॑ तत्मजातिरसीति रेतस्तस्यो में 
किमन्न॑ कि वास इति यदिदं किल्चाश्रभ्य आ छुमिभ्य आ 
कोग्पतड्रेम्यस्तत्तेए्नमापो वास इति न ह वा अस्यानन्नं 
जख्ं भवति नानन्नं प्रतिगृहीत॑ य एक्मेतद्नस्याह्नं बेद्‌ 
तहिह्ाश्सः श्रोत्रिया अशिष्यन्त आचामन्त्यशित्वाचाम- 
न्येतमेव तदनमनसं कुर्बन्तो मन्‍्यन्ते ॥ १४ ॥ 


१२७२ चृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्वार ७ नई न: नए जि: नई ७ यई५िि- 2७... कई कि220 नए: 20, व्या जि 2७ व्ये:22%, व्याई 2 स्‍#- न्यटक- 
उस वागिन्द्रियने कहा, 'मैं जो वसिष्ठा हूँ, सो तुम ही उस वसिष्ठ- 
गुणसे युक्त हो | 'मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, सो तुम ह्वी उस प्रतिष्ठासे युक्त हो? ऐसा 
नेत्रने कहा। 'मैं जो सम्पद्‌ हूँ, सो तुम ही उस सम्पद्से युक्त हो? ऐसा श्रोत्रने 
कहा। “मैं जो आयतन हूँ, सो तुम्हीं वह आयतन हो? ऐसा मनने कहा। 'मैं 
जो प्रजाति हैँ, सो तुम ढी उस प्रजातिसे युक्त हो' ऐसा रेतसने कहा [प्राणने 
कह्ठा--] किन्तु ऐसे गुणोंसे युक्त मेरा अन्न क्या है और वल्न क्या है 2 
[ बागादि बोले--] 'कुत्ते, कृमि और कीठ-पतन्नोंसे लेकर यह जो कुछ 
भी है वह सब तेरा अन्न है और जल ही बच्चन है |? [ उपासनाका फल--] 
ज्जो इस प्रकार ग्राणके अन्नको जानता है, उसके द्वारा अमक्ष्यमक्षण 
नहीं होता और अभक्ष्यका प्रतिग्रह (सम्रह ) भी नहीं होता । ऐसा 
जाननेवाले श्रोत्रिय भोजन करनेसे पूर्व आचमन करते हैं तथा भोजन करके 
आचमन करते हैं | इसीको वे उस ग्राणको अन्न करना मानते हैं ॥ १४॥ 


साह वाक्‌ प्रथम बलिदानाय | प्रथम बलि देनेके लिये ग्रवृत्त 

प्रवृत्ता ह किलोबाचोक्तवती यदू | है उस वागिन्तियने कहा, मैं जो 

॥॒ | वसिष्ठा हूँ-मेरा जो वसिष्ठलल है, वह 
वाअहंवसिष्ठासि यन्मम चसिष्ठत्व 


तुम्दारा द्वी है अर्थात्‌ उस वसिष्ठत्व- 
तत्तवैव तेन वसिष्ठगुणेन त्वं तह्- | रूप गुणसे तुम्हीं वह वसिष्ठ हो ! 


और मैं जो प्रतिष्ठा हूँ, वह प्रतिष्ठा 
तुम्हीं हो, अर्थात्‌ मेरी जो प्रतिष्ठा है 
वह तुम हो? ऐसा चक्षुने कहा। 
शेष अर्थ इसीके समान है । उन्होंने 
अपने सम्पदू, आयतन और प्रजातित्व 
गुर्णोकी क्रमशा: ग्राणको समर्पित 
किया | 


[ प्राण बोला--] 'यदि ऐसी बात 
है तो तुमलछोगोंने अच्छी भेंट 
दी | अब यह बताओ कि उस 


सिष्टोडसीति | यद्‌ वा अहं प्रतिष्ठा 
सि त्व॑ तत्मतिष्ठोगुसि या मम 
प्रतिष्ठा सा त्वमसीति चक्षु।। 
समानमन्यत्‌; संपदायतनग्रजाति- 
त्वगुणान्‌ क्रमेण सम्पिंतवन्तः । 

यदेवं साधु वलिं दत्तवन्तो 


भवन्तो ब्रूत तस्य उ मे एवं- 


ब्राह्मण १ ] शाइरसाष्यार्थ १शछरे 
रपट नि कब न-टफ बदल? प्यॉ 2 ब्यॉ3:229% «० 220. ब्यई<०22%- नाई 2 प्यार: नया स्‍#०- 
गुणविशिष्टय किमन्न॑ कि वास ऐसे गुणवाले मेरा अन्न क्या है ओर 
इति ! आहरितरे--यदिद॑ं वल्न॒क्या है ” अन्य प्रार्णो- 


ह ने कहा, 'छोकमें कुत्ते, कृमि ओर 
लोके कि किखिद्न॑ नामापि | कीट-पतड्भादिसि लेकर जितना भी 
आ श्रस्य आ कृमिम्य आ। तन है, जो भी कुत्तेका अन्न, 


कौटपतल्लेम्य;; यच्च श्वाज्न कृम्पन्न॑ | कृमिका अन्न और कीट-पतन्नोंका 
कीटपतड्जान्न॑ च तेन सह सर्वमेव | अन्न है, उसके सहित ग्राणियोद्वारा 
यत्‌ किश्वित्‌ प्राणिभिरथ्सानमर्न | भक्षण किया जानेवाला जितना अन्न 


सता मो से गो » वह सभी तुम्हारा अन्न है | यहाँ 
तत्‌ सव॑ तवान्नम्‌, सब श्राणसा- | ६ सब्र प्राणका अन्न है? ऐसी 


न्नमिति दृष्टिसत्र विधीयते । दृष्टिका विधान किया जाता है । 
फेचितु सवेभक्षणे दोषाभावं . कोई-कोई तो कहते हैं कि 
प्राणोपासकको स्वभ्क्षणमें दोष नहीं 
है, किन्तु यह ठीक नहीं है, क्योकि 
शात्रान्तरेण प्रतिषिद्धत्वात्‌ ।| अन्य शालत्र इसका निषेध करते हैं । 
यदि कहो कि उन शाख्रोंसे इसका 
विकल्प मानो, तो यह भी ठीक 


न; अविधायकत्वात्‌; नहवा नहीं, क्योंकि यह वाक्य विधान 
करनेवाला नहीं है। इसके द्वारा 


। ० ९ 
असानन जग्ध भवृतीति सब असक्ष्यसक्षण नहीं किया जाता? 


प्राण्ययान्नभित्येतय विज्ञानस यह आगेका वाक्य जगत दी 
जे .अन्न है? इस प्रकार विधान किये 
पिहित्स स्तुत्यथमेतत्‌; तेनेक- | गये विज्ञनकी स्तुतिके डिये है, 
वाक्यतापत्त क्योंकि उसके साथ इसकी एकवाक्यता 

्। शास्रान्त- 
नहु शाखान्त सम्मव है | शालखान्तरद्वारा विहित 
रविहितसय बाधने साम्थ्यम्न्थ- | अर्थका बाघ करनेमें इसकी सामर्थ् 





चदन्ति ग्राणाह्नविदः; तदसत; 


तेनास विकल्प इति चेत्‌ १ 





१२७७ 


परत्वादस्य; प्राणमात्रसय सर्वमन्न- 
मित्येतदशनमिह विधित्सितं न 
तु सर्वे भक्षयेद्ति । 

यत्त सर्वेमक्षणे दोषामाव- 
ज्ञानं तन्मिथ्यैव प्रमाणाभावात्‌ । 
विदुष+ प्राणत्वात्‌ सर्वान्नोपपत्ते; 
सामथ्यांददोष एवेति चेत्‌ १ नः 
अशेषान्नववानुपपत्ते:! । सत्य 
यद्यपि विद्वान प्राणो येन कार्ये- 
करणसंघातेन विशिष्टस्य विद्वत्ता 
तेन कार्यकरणसंघातेन कृमिकीट- 
देवाद्यशेषान्रमक्षणं॑ नोपपच्चते | 
तेन तत्राशेषान्नमक्षणे दोषासाव- 
ज्ञापनमनथंकम्‌; अग्राप्तत्वाद- 
शेषान्नमक्षणदोपस्थ । 


ननु प्राणएः सन्‌ भक्षयत्येव 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 
ज्य>2:७५, ऋषि बाल, बिक कि, ब्याट 2:2७ व्याईन22७ आई ?2७. २०:९२. कर टक्‍७ "कई 22७ नई पक 





| अध्याय ५ 


नहीं है, क्योंकि यह वाक्य अन्यपरक 
है | यहॉ तो इसी दृष्टिका विधान करना 
अभीष्ट है कि सब अन्न अकेले प्राण- 
का ही है, यह बतछाना अपेक्षित 
नहीं है कि सब कुछ खा ले। 

जो ऐसा कहते हैं कि इससे सबे- 
भक्षणमें दोषाभावका ज्ञान होता है, 
उनका वह कथन कोई प्रमाण न होनेके 
कारणमिथ्या ही है । यदि कहो कि 
प्राणरूप होनेके कारण ग्राणोपासकका 
सभी अन्न हो सकता है, सामर्थ्य 
होनेके कारण इसमें कोई दोष है ही 
नहीं , तो यह ठीक नहीं, क्योंकि 
सब कुछ उसका अन्न होना सम्भव 
नहीं है | यद्यपि यह सत्य है कि 
विद्वान्‌ ग्राण ही है, तो भी जिस 
देहेन्द्रियसंघातसे विशिष्ट. पुरुषकी 
विद्त्ता स्त्रीकार की जाती है, उस 
देहेन्द्रियसधातद्वारा कृमि, कीट एवं 
देवादि---इन सभीके अन्नोंको भक्षण 
करना उसके लिये सम्भव नहीं है । 
इसलिये उसके लिये सर्वान्नभक्षणमें 
दोषाभाव दिखलाना व्यर्थ है, क्योंकि 
उसके प्रति सर्वान्नभक्षणरूप दोष 
तो प्राप्त ही नहीं होता । 

किन्तु प्राणरूपसे तो वह कृमि- 
कीठादिके अन्नको भी भक्षण करता 


कृमिकीटाद्न्नमपि । बाढम्‌; | ही है | ठीक है, किन्तु उस प्राणके 


बआह्मण १] शाइरमभाष्याथे १२७५ 
-ब्कॉ ८2 बह 2 _एिट ०. बाई 22७. नर: न्यई २220७. 'ई५२-२.०७ "्या्द ७ चाई २:23 "2-20 चर ०-२८. नया क- 
किन्तु न तहिपयः प्रतिपेधो5स्ति; * विषयमें तो कहीं प्रतिषेध नहीं किया 

गया । इसलिये यदि पलाशके फलको 

तसाद्‌ दपरक्त किशुक्रम, तत्र | देवने ही छाल बना दिया है तो 
उसमें कोई दोप नहीं है। अत 

प्राणरूपसे उसके दोषाभावको बतलाना 
भावज्ञापनमनथकम्‌; अग्राप्तत्वा-. व्यर्थ है, क्योकि उसमें तो सर्वान्न 
भक्षणरूप दोष ग्राप्त ही नहीं होता 

येन तु जिस कार्यकरणसंघातके सम्बन्धसे 

कार्यकरणसंघातसंबन्धेन प्रतिपेघः विगत किया जाता है, उसका 

| सम्बन्ध रहनेके कारण तो यहाँ 

क्रियते तत्संवन्‍्धेन त्विह नव | ( प्राणवेत्ताके विषयमे ) उस प्रति- 

पेत्रका प्रतिप्रसव॑ हो द्वी नहीं सकता। 

इसलिये उस प्रतिपेघका अतिक्रम 

पेधातिक्रमे दोष एवं स्थादन्य- केसे तो दोप ही होगा, क्योंकि 

; न ह वा? इत्यादि आगेके वाक्यका 

विषयत्वान्न ह वा इत्यादें। |. विपय दूसरा [ यानी प्राण ] ही है । 


न॒च त्राह्मणादिशरीरस्य इसके सिवा यहाँ ब्राह्मणादि 
रीरकी सर्वान्नत्व-दृष्टिका विधान भी 

सर्वाननत्वदर्शिह विधीयते, 
सर्वाचचदर्शनमिह विधीयते नहीं किया जाता, किन्तु केवल प्राण- 
किन्तु प्राणमात्रस्थेव | यथा च सा- मात्रकी सर्बनन्नत्वदष्टि बतछायी गयी 
है । जिस प्रकार सामान्यरूपसे 
सर्वान्नप्राणका कोई अन्नसमृह किसी- 
दक्षनात॑ कयचिजीवनहेतुः, यथा | के जीवनका हेतु होता है, जैसे कि 
पिप॑ मे।, ते विषसे उत्पन्न हुए कीडेके लिये विष, 
+ विपजस इसमे, तदेवान्यसस | तु वही दूसरेका ग्राणान्न होनेपर 


आगान्नमपि सद दृ्सेव दोष- भी उसके लिये मरणादिरूप प्रत्यक्ष 
व 2 


दोपाभावः । अतस्तद्रपेण दोपा । 


दरशेपान्नमक्षणदोपस्थ; 


प्रतिप्रसवोषस्ति; तसात्तत्प्रति- 


मान्येन सवोन्नस्य प्राणस किश्वि- 


७ धोकर बाज 23. मम 
१. निपेधको बाघ करके विधिका अनुमोदन करना प्रतिप्रसव कहृत्णता है। 


१२७८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्यॉ लिये नई िय७ नि. नाई नई :>-22७- "कई ०22७ नाई ००2स्‍8७. 0... (००2७ व्याई 2८2 :४ व्याई ००:७७ व्यई>क- बह जग 


मुत्पादयति मरणादिलक्षणम्‌ ।; दोष उत्पन्न कर देता है। इसी 
तथा सर्वान्नस्यापि प्राणस्य अ्रति- कार सं्वान्ममक्षी आ्राणको भी 


वा त्वॉ दिये ब्राह्मणादिदेहका सम्बन्ध होनेके 
प्त्वा 
पिद्धानममक्षण त्राह्मणल्वादिदेह ' कारण प्रतिषिद्ध अन्न भक्षण करनेमें 


संवन्धादोष एवं स्थात्‌; तसान्मि- | दर ही होगा । अत अमक्ष्यमक्षण- 
ध्याज्ञानमेवामक्ष्यमक्षणे दोषा- | मे दोषाभावका ज्ञान होना मिथ्या 
भावज्ञानम्‌ । ज्ञान ही है | 


आपो वास इति;आपो भक्ष्यमाणा | “आपो वास ? इत्यादि, भक्षण किया 
वासःस्थानीयास्तव; अत्र च प्राण- | जाता इुआ जड तुम्हारा बखस्थानीय 
स्यापो वास इत्येतद्‌ दर्शन! यहाँ जल प्राणका वल्न है--- 


. ' इस दृष्टिका विधानमात्र किया गया 
विधीयते; न तु वासःकाथ आपो 


विनियोक्त' है। वद्नके काममें जलका उपयोग 
क्' शकक्‍्याः | चसाद्‌ | नहीं किया जा सकता। अत यथा- 


यथाग्राप्तेज्ब्मक्षणे दशनमात्र प्राप्त जलपानमें केवछ ऐसी दृश्टिमात्र 
करतेव्यम्‌ । । ही करनी चाहिये । 
न ह वा अस्य सव्वे प्राणि्या-| इस प्रकार जाननेवाले अर्थात्‌ 
कंमिस्पपिदोंअनबपदनी मेजर सब प्राणका अन्न है---ऐसा जानने- 
नमित्येव॑विदो5न न्मनदनीयं जम्ध॑ वाले इस विद्वानसे अनन्न--अमक्ष् 
भुक्तं न भव॒ति ह; यद्यप्यनेनान- | क्षण किया जाता | यदि यह 
| कोई अभक्ष्य खा ले तो भी इससे 
दनीय॑ भुक्तमदनीयमेव सुक्तं | भक्ष्य ही खाया गया है, यह उससे 
बकतंत गा लिखते ! होनेवाले दोषसे लिप्त नहीं होता--- 
सान्न तु तत्दतदापरण ल्यत, | से प्रकार यह इस बिद्याकी स्तुति 
इत्येतद्‌ विद्यास्तुतिरित्यवोचाम; | है---ऐसा हम पहले कह जुके हैं । 
इसी प्रकार इसके द्वारा अनन्नका 
तथा नानन्न॑ प्रतिग्रहीतं यद्यप्य- | प्रतिम्रह् भी नहीं होता, यद्यपि यह 
हे दानमें नहीं लेनेयोग्य हाथी आदि- 
प्रतिग्राह्म॑ हस्त्यादि प्रतिग्ृहीतं | को भी ग्रहण करे तो वह भी अन्न 








ब्राह्मण १] शाउरसाप्याथे १२५७७ 
जऑॉ्टफ्रेण ब्यॉ ० एन: बाएं: 0 3 नर 2 कई ब्र्टरे: 2 के: “पे 0७, बाय:20०७- ब्वि:क 
स्थात्‌, तदप्य्मेव प्रतिग्राद्य॑ प्रति- . यानी तेनेयोग्य वस्तुका ही भ्रतिग्रह 


गृहीत॑ खात्‌। तत्राष्यप्रतिग्राद्य- ५. 2 होगा। वहो भी 'यह 


आन मे विधा । अप्रतिग्राद्मके प्रतिग्रहरूप दोप॑से लिप 
प्र ए 
03 22 0200 8 नहीं होता? इस प्रकार यह वाक्य 
स्तुत्यथमेव | , स्तुतिके लिये ही है। 


य एबमेतदनस्थ प्राणस्यान्न | जो इस प्रकार इस अन अर्थात्‌ 
बे लि ते एप प्राणके अन्नको जानता हैं, उसे 
0 2 प्राणाव्ममावरूप फल ही मिलता है। 
स्वेतत्फलाभिप्रायेण, किं. तहिं १ | यह कथन इस फलके अभिप्रायसे 


स्तुत्यभिप्रायेणेति। नन्‍्वेतदेव फर्ल॑| है हे, हे कितलिये हैं 2 
अभिप्रायसे | [ प्रश्न-] यह 
कसान्न भवति ? णात्म 
कसान्न भव॒ति ? न, प्राणार काल कर सती गा 
दर्शिनः प्राणात्ममाव एवं फलम्‌ | | [ उत्तर-] नहीं, प्राणात्मदर्भीका 
तत्र च॒ प्राणात्ममभृतस्य स्वात्म-| तो प्राणात्ममाव ही है। उस 
। अबस्थामें प्राणात्ममावको प्राप्त हुए 
नोष्नदनीयमप्याद्यमेव; तथाप्रति- | उस सर्वात्माका अभक्ष्य भी भक्ष्य ह्ी 
आ्यपपि प्रतिग्राह्ममेवेति यथा- | तथा अग्रतिग्राह्य भी प्रतिग्राह् 
न र ही है-इस प्रकार यथाप्राप्त 
आप्मेवोपादाय विद्या 
पर विद्या स्तूमते । स्थितिको ही लेकर इस उपासनाकी 
अता नंच फलाबाधसरूपता , स्तुति की जाती है | अत इस वाक्य- 
चाक्यस्थ | | की फल्विधिसरूपता नहीं है | 


| 
यसादापो बासः प्राणस्य,। ेंकि जल प्राणका बद्न है, 
हि इसलिये श्रोत्रिय---जिन्हों ने वेदाध्ययन 
तसाद घद्ासा ब्राह्मणाः श्रोत्रिया | किया है वे विद्वानू-आ्राह्मण जब 
मु ५6% 22 मल तक पी 
१. अर्थात्‌ नहीं लेने योग्य बस्तुके लेने रूप दोपसे । 





१२७८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय < 
न्यपि' न केफ बई नि? पेक बरईंट नई" 222७ २3-2७. (कप ब्रिटन किट "कर अप ब्रिक्स 
अधीतचेदा अशिष्यन्तो भोक्ष्य-| अशन अर्थात्‌ भोजन करने को होते हैं: 


तो पहले जलका आचमन करते हैं तथा: 
माणा आचामन्त्यपो5शित्वाचा- के 
णा आचा त्वाचा गन करके मी ऑचमन करते है 


मन्ति भुक्वा चोत्तरकालमपो अर्थात्‌ मोजन करके उसके पीछे भीः 
भक्षयन्ति । तत्र तेषामाचामतां | जल पीते हैं| वहाँउनके जलपान करने- 
को5भिग्रायः ? इत्याह--एतमेवानं का क्या अभिप्राय होता है * सो श्रुति 


कनत्तों बतलती है --वे इस प्राणको ही हम 
प्राणमनम्र न्यन्ते से 
प्राणमनम्न॑ कुवन्तो सन्यन्ते | अस्ति अन्न कर रहे हैं--ऐसा मानते हैं। 


चैतद्‌ यो यस्मे वासों ददाति स | यह बात प्रसिद्ध है कि जो जिसको व 
तमनम्॑ करोमीति हि मन्यते; | देता है, वह “उसे मैं अनम्न कर रहा हैँ? 
प्राण चापो वास इति हयक्तमः न जी | 00 वत्च जल 

४ - | है--यह तो कहां ही जा चुका 
यदपः पिषाधि तत ग्गय वास है। अत यह उपदेश इसलिये हैकि 
ददामीति विज्ञानं कतेव्यमित्येव- | मैं जो जल पीता हूँ वह प्राणको वद्न 
मर्थमेतत्‌ | देता हँः--ऐसी दृष्टि करनी चाहिये ॥ 


नन्ु मोक्ष्यमाणो भ्रुक्तवांश् शज्ला-किन्तु भोजन करनेवाल्फ 





तथा भोजन कर चुकनेवाला मनुष्यः 
तो इसलिये आचमन करता है कि 
मैं आचमन करनेसे पवित्र हो जाऊँगा, 
वहाँ यदि ग्राणको अनम्न करना 
( वच्न देना ) उद्देश्य रहे तो उस. 
आचमनके दो कार्य हो जायँगे; 
किन्तु एक ही आचमनके दो कार्य 
ः उचित नहीं हैं ) यदि वह 


प्रयतो भविष्यामीत्याचामति; तत्र 


च्‌ प्राणस्यानम्नताकरणाथेत्वे च 
हिकार्यताचमनसख खात्‌; न च 


कार्यद्रयमाचमनस्पेकस्य॒युक्तम्‌, 
शुद्धिकि लिये होगा तो प्राणकी 
अनम्ताके लिये नहीं हो सकता और 
यदि प्राणकी अनम्नताके लिये होगा 
तो शुद्धिके लिये नहीं हो सकता | 


यदि प्रायत्याथ॑ नामप्रताथम्‌, 


अथानम्रतार्थ न ग्रायत्याथंम्‌ । 


ग़रह्मण १] 


शाइरसाष्याथे 


१२७९ 


७५. ०2२ ३२२७. ८32... ६२2... ६२२७० ९2६० ६६२0... «९२2... -_९... «६2० 


यसादेवम्‌, तस्ताद्‌ द्वितीयमाच- 
मनान्तरं ग्राणयानम्रताकरणाय 
भवतु । 


न, क्रियाहित्वोपपत्ते; । हे झोते 
क्रिये भोष्ष्यमाणस्य भ्रक्तवतश् 
यदाचमन स्वृतिविहितं तत्‌ ग्राय- 
त्याथ भवति क्रियामात्रमेव न तु 
तत्र प्रायत्यं दशनाचपेक्षते । तत्र 
वासो- 
विज्ञान. प्राणस्येतिकतेव्यतया 
चोचते, न तु तसिन्‌ क्रियमाण 


चाचमनाज्भूतासप्सु 


आचमनस् प्रायत्याथेता वाध्यते, 
क्रियान्तरत्वादाचमनस्थ । तसादू 
भोष्ष्यमाणस्य भ्रुक्तततश्न यदा- 
चमन॑ तत्रापो वासः प्राणस्थेति 


सु दशनमात्र 
देशेनमात्र विधीयते, अग्राप्तत्वा- 
दन्‍्यतः ॥ १४ ॥ 


चूँकि ऐसा है, इसल्यि दूसरा 
आचमन प्राणकी अनग्नताके लिये 


हो सकता है । 


समाधान-ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि दो क्रियाओंका होना युक्ति- 
संगत है। ये दोनों ही क्रियाएँ होती हैं, 
भोजन करनेवाले और भोजन कर 
चुकनेवालेका जो स्थृतिविहित 
आचमन होता है, वह केवल क्रियामात्र 
और शुद्धिके लिये ही होता है, उसमें 
शुद्धिको किसी दृष्टि आदिकी अपेक्षा 
नहीं है | वहाँ आचमनके अज्गञभूत 
जल्में प्राणके वल्नविज्ञानका तो इति- 
कर्चव्यतारूपसे विधान किया जाता 
है, उसके करनेपर आचमनकी शुद्धय- 
रथताका बाघ होता हो--ऐसी बात 
नहीं है, क्योंकि आचमन तो दूसरी 
ही क्रिया है । अतः भोजन क्रने- 
वाले और भोजन कर चुकनेवालेका 
जो आचमन है, उसमें "जल प्राणका 
वच्र है? ऐसी दृष्टिमात्रका विधान 
किया जाता है, क्योंकि किसी अन्य 
प्रमाणसे इसकी प्राप्ति नहीं 
होती ॥ १४ ॥ 





इति वृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्चाध्याये प्रथम प्राणसंवादब्ाह्मणम्‌ ॥ १॥ 
जाओचञड डेडटट किए 


६! 


बिती य ब्राह्णः 
--.०><आ६-०-- 


श्रेतकेतुह वा आरुणेय इत्यस्य 

प्रकण- सेंबन्धः--खिलाधिका- 

पाल शोध्यम, तत्र यदलुक्तं 
तदुच्यते । सप्रमाध्यायान्ते ज्ञान- 
कमेसमुच्चयक्रा रिणप्रेमागियाचर्न 
कृतमू--अग्ने नय सुपथेति । 
तत्रानेकेषां पथां सद्भावों मन्त्रेण 
सामथ्यात्‌ प्रदर्शित;; सुपथ्ेति 
विशेषणात्‌ । पन्थानश्व कृत- 
विपाकप्रतिपत्तिमागोः । वक्ष्यति 
च--यत्‌ कृत्वेत्यादि | 


तत्र च कृति कर्मविपाकग्रति- 
पत्तिमार्गा इति सर्वेसंसारगत्युप- 
संहारार्थो5यमारम्भः । एतावती हि 
संसारगतिः, एतावान्‌ कर्मणो 


इब्रेतकेतुह वा आरुणेय:? इत्यादि 
इस ब्राह्मणका सम्बन्ध इस प्रकार है | 
यह खिलप्रकरण है। इसमें पहले 
जो नहीं कहा गया, वह बतलाया 
जाता है | सप्तम ( उपनिषद्के पद्चम ) 
अध्यायके अन्तमें ज्ञानकर्मसमुच्चय- 
कारीद्वारा धअग्ने नय सुपथा” इत्यादि 
मन्त्रद्दार अग्निसे देवयानमार्गकी 
याचना की गयी है। वहाँ उस मन्त्र- 
द्वारा सामर्थ्यसे अनेक मार्गोकी सत्ता 
प्रदर्शित होती है, क्योंकि उसमें 
'सुपया? ऐसा विशेषण दिया गया है। 
और “पथ किये हुए कमेंके 
फलभोगके मार्गोका नाम है | यह्व 
बात श्रुति “्य॑त्‌ कृत्वा? इत्यादि मन्त्रसे 
कहेगी भी । 


तहाँ कर्मफलमोगके कितने मार्ग 

हैं यह बताकर सम्पूर्ण ससारकी 
गतिका उपसहार करनेके लिये इस 
ग्रन्थका आरम्भ हुआ है। बस, इतनी 
ही ससारकी गति है तथा इतना ही 


विपाकः खाभाविकस्य शास्त्रीयस्थ | स्वाभाविक और विज्ञानयुक्त शास्रीय 


च सविज्ञानस्थेति । 


१. इसी ब्राह्मणका दूसरा मन्त्र । 


कर्मका परिणाम है । 





ब्राह्मण २ | 


शाइरसाष्याथे 


१२८९ 


यद्यपि हया ह प्राजापत्या इत्यत्र 
खामाविकः पाप्मा ख़चितः ; न 
च तस्येद॑ कार्यमिति विपाकः 
प्रद्शितः । शाद््ीयस्थैव तु 
विपाक; प्रदर्शितस्त्यन्नात्मप्रति- 
पत्यन्तेन, अह्मविद्यास्म्मे तहे- 
राग्यय विवक्षितत्वात्‌ । तत्रापि 
फेवलेन कमणा पितृलोको विद्यया 
विद्यासंयुक्तेन च कमंणा देवलोक 
इत्युक्तम्‌। तत्र केन मार्गेण पितृ- 
लोक॑ प्रतिपद्यते केन वा देवलोक- 
मिति नोक्तम; तच्चेह खिल- 
प्रकरणेड्शेषती. वक्तव्यमित्यत 
आरमभ्यते | अन्ते च सर्वोपसंहारः 
शास्तस्येष्ट; । 


अपि चेताबदसतत्वमित्युक्तं 
(७ ७. [कप 
न कम्तणो5्सृतत्वाशास्तीति च; 


तत्र हेतुर्नोक्तस्तदर्थ थ्रायमार॒म्भः । 
चु० उ० १६६१-१६२--- 


यद्यपि दया ह॒प्राजापत्या”? 
इत्यादि प्रसंगमें स्वाभात्रिक पाप 
बतला दिया गया है; किन्तु वहाँ 
“उसका यह कार है?! इस प्रकार 
फल नहीं दिखाया गया | अयन्तरूप- 
लकी प्राप्तितकके मन्त्रद्वारा केवछ 
शास््रीय कर्मका ही फल दिखाया 
गया है, क्योंकि ब्रह्मविद्याके आरम्भमें 
उससे वेराग्य बतलाना अभीष्ट है। 
वहाँ भी केवल कर्मसे पितृलोक और 
विद्यासे ( उपासनासे ) तथा विद्या- 
सहित कमसे देवलोक मिलता है-- 
ऐसा कहा गया है | वहाँ यह नहीं 
बताया गया कि किस मार्गसे पितृ- 
लोकमें जाया जाता है और किससे 
देवछोकको * यह बात यहाँ इस 
खिलप्रकरणमें पूर्णतया बतानी है, 
इसीसे आरम्म क्या जाता है । 
शासत्रके अन्तमें तो सबका उपसंहार 
ही इष्ट है । 

इसके सित्रा 'अमृतत्व इतना ही 
है? यह भी कहा गया है तथा यह 
भी बताया है कि 'कर्मसे अमृतत्वकी 
आशा नहीं है !” किन्तु इसमें हेतु 
नहीं बताया गया, उसे बतानेके 
लिये भी यह आरम्भ किया गया 


श्श्ट२ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय दे 
ब्यर्टके2, ब्यटन- पक, व्य्ड 2७- नए ०2७, व्याई 22% नई 22% "वाई. 2: या 3:2स्‍2७ +ज८( (०-2... नया नाई 722७ “व जप 
यस्ादियं कर्मणो गतिने नित्ये-! है | क्योंकि यह कर्मकी गति है 
अम्ृतत्वे व्यापारोडस्ति तस्रा- और नित्य अमृतत्वमें कोई भी व्यापार 


| है नहीं, इसलिये इतना ही अमृतत्व- 
देतावदेवाम्ृतत्वसाधनम्‌--इति । का साधन है--इस वचनके सामर्थ्य- 


सामर्थ्यद्धेतुत्व॑ संपद्यते । ! से यह उसका हेतु हो जाता है || 
। 
अपि चोक्तमग्मिहोत्रे न स्वेवेत- इसके सित्रा अग्निहोत्रके प्रकरण- 


| में ऐसा कहा गया है--त्‌ इन 
योस्ल्वम॒त्करान्ति न गति न सायड्जालिक, प्रात कालिक अग्निहोत्र- 
प्रतिष्ठां न तृप्ति न पुनरावृत्ि न | है दोनों आहतियोंकी न ले 
६ थिन॑ वेल्थेति (को जानता है, न न 
लोक प्रत्युत्थायिनं वेत्थेति । तत्र । बिता मल तिकी मे पनरा 
प्रतिबचने 'ते वा एते आहुती ,को और न लछोकके प्रति पे ओ 
हु करनेवाले यजमानको ही जानता है। 
ह॒ते उत्कामतः” इत्यादिना आहतेः ! वहाँ उत्तरमें वे ये का आइतियाँ 
कार्येमुक्तम्‌ | तच्चेतत्‌ कतुराहुति- ' हवन की जानेपर उत्क्ररण करती 
् हैं? इत्यादि वाक्यसे आहतिका कार्य 

लक्षणस कमंणः फलम | न | बताया गया है। यह भी कतके 
हि कर्तास्मनाश्रित्याहुतिलक्षणस्य आइतिरूप कर्मका फल है, क्योंकि 
९ गत कर्ताका आश्रय लिये बिना आहुति- 
कमंणः खातन्त्येणोत्कान्त्यादि- | €ूप कर्मका स्वतन्त्रतासे उत्क्रान्ति 
कार्यारम्भ उपपच्यते । करत्रथत्वात्‌ | भादि कार्य आरम्म करना सम्भव 
करण केयर सपना: नहीं है, कारण, कमका कार्यारम्भ 
ह ! तो क॒र्ताके लिये ही होता है. तथा 
त्वाच्च कर्मणः । कर्म साधनाघीन भी होता ही है । 


# आगे बतलायी जानेवाली तो कर्मकी गति है, मोक्षका साधन तो केवल 
ज्ञान ही है । ऐसी स्थितिर्में आगेका ग्रन्थ मोक्षका हेतु बतलानेमें किस प्रकार 
उपयोगी हो सकता है, सो अगले वाक्‍्यसे बतलाया जाता है । 

 ज्ञानातिरिक्त उपाय ससारका ही कारण है--इस नियमरूप सामर्थ्यसे 
जान ही मोक्षका उपाय है? यह सिद्ध होता है । 








ब्राह्मण २ ] शादरभाप्याथे १५८३ 
0५. अप १ बाप 2७ ब्वय न नर्सिंग ७ ब्अर्पन फल बरसे: फेज बाि> 3७ नव न ०2 बाए 0 3: 
तत्राभिहोत्रस्तुत्यथ॑त्वादसि- , किन्तु वहों वह [ जनक याज्ञ- 
वल्क्यसवाद ] अग्निहोत्नकी स्तुति- 
के लिये होनेके कारण यह छहों 
मपि; इृह तु तदेव कते। फल- प्रकारका अम्निहोत्रका ही कार्य 
मिल्‍्युपदिश्यत बतलाया गया है | किन्तु यहो कमे 
। पट्श्रकारसाप; #तविज्ञान त्रिवक्षित होनेके कारण 
यह बतलाया जाता है कि वह छउहां 
प्रकारका कताका ही फल हैँ। 
तदद्वारेण च पश्चाम्रिद्शनमिहोत्तर- उसके द्वारा ही यहाँ उत्तरमार्गकी 
। प्राप्तिकी साथनभूता पश्चाग्निविययाका 
' विधान करना अभीष्ट है। इस प्रकार 
' यह सम्पूर्ण ससारगतिका उपसहार 
हैं और यही कमकाण्डकी निष्ठा हैं-- 
इन दो बातोंको दिखानेके लिये श्रुति 
विदशेयिपुराख्यायिकां प्रणयति- । आख्यायिका रचती है-- 


होत्रस्येष कार्येमित्युक्तं पटप्रकार- , 


फर्मेफरुपिज्ञानस्थ विवष्षितत्वात्‌ | 


मार्गप्रतिपत्तिसाधनं विधित्सितम्‌; 
एयमशेपसंसारगत्युपसंहार!, कर्म- 
काण्डस्येपा. निष्टेत्पेतदू. हय॑ 








प्रवाहणको सभामें श्वेत्रकेतुका आना और प्रवाहणका उससे ग्रक्ष करना 
श्रेतकेतुह वा आरुणेयः पद्चालानां परिषदमाज- 
जेवलिं ॒ $ परिचारयमाणं 

गाम स आजगाम जेवलिं प्रवाहणं परिच् तमुदी- 

ऐयाभ्युवाद कुमारा ३२ इति स भो ३ इति प्रतिशुश्रावा- 
नुशिष्टोपन्वसि पित्रेत्योमिति होवाच ॥ १ ॥ 

प्रसिद्व हैं कि आरुणिका पुत्र ख्ेतकेतु पञ्चालोंकी सभामें आया। 

वह जीवठक़े पुत्र प्रयाहणके पास पहुँचा, जो [ सेत्रकेसि ] परिचर्या करा 

रहा था | उसे देखकर ग्रवाहणने कद्दा, “ओ कुमार !? बह बोला जी !? 


[ प्रवाहण-] क्या पिताने तुझे शिक्षा दी है ” तब खेतकेतुने 'हों !? 
ऐसा उत्तर दिया ॥ १ ॥| 


१५८४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्य->:29... ब्ॉ्सिलीक व्याई 322, बट? 2 बट न 2४ व्यय :230. नई व 222 व्यॉ् 5-02: नये 223%- 'यई-२:2%- न्य:कट क, 


श्रेतकेतु्नामतो5रुणस्यापत्य- | जो नामसे ख़ेतकेतु था वह 
मारुणिस्तस्थापत्यमारुणेयः, ह- | रिणिय--अरुणका पुत्र आरुणि, 


ब उसका पुत्र आरुणेय, “ह? शब्द 
शब्द ऐतिब्या्थ;; वे निश्चयार्थ;; | ३तिहा इतिहासका बयोतक है और 


पित्रानुशिष्टः सन्नात्मनो यशः- | “वे! निश्चयार्थक है, पितासे शिक्षा 
प्रथनाय पश्चालानां परिषदमाज- | कर अपना यश फेलानेके लिये 
गाम । पद्चालाः असिद्धास्तेपां' अोंकी सभामें आया। पर्चाल- 
«| देशीय विद्वान प्रसिद्ध है, उनकी सभारमें 

परिषदमागत्य जित्बा राज्ञोडपि , आकर उन्हें जीतकर फिर राजाकी 
परिषदं जेष्यामीति गर्वेण स सभाको भी जीत छुँगा--इस 
आजमाम । जीवलस्थापत्य॑ जैवलिं | कार वह गर्वसे वहाँ गया | वह 
पश्चारराजं प्रवाहणनामान ख-! न्‍ँ्के उत्र जैबलि प्रवाहणनामक 
हे | पञ्चाल्राजके पास पहुँचा, जो अपने 
भृत्येः परिचारयमाणमात्मनः ' क्षेबकोंसे परिचारण अर्थात, अपनी 


परिचरणं कारयन्तमित्येतत्‌। |, परिचर्या ( सेवा ) करा रह्या था । 
स राजा पूर्बमेव तस्य विद्या-- उस राजाने पहलेहीसे उसके 
विद्याभिमानके गबेके विषयमें सुनकर 
मिमानगर्व श्रुत्वा विनेतव्यो- यह दिवारतो: हुए, किट से विलीत 
5यमिति मत्वा तमुदीक्ष्योत्प्रेक्ष्या- | करना चाहिये, उसे देखकर आते 
ही 'ओ कुमार !? इस प्रकार सम्बोधन 
गतमात्रमेवाभ्युवादास्युक्तवान्‌ कु- करके पुकारा । यहाँ “कुमारा३? 
मारा३ इति संबोध्य । भर्त्सनार्था | “इत खर निर्भत्सना ( झिड़कने ) के 
32२ े । लिये है । इस प्रकार पुकारे जानेपर 
प्ठतिः । एबमुक्तः स प्रति- उसने उत्तर दिया थजी !? ध्जी !? 
शुआव भो३ इति । भो३ | यह उत्तर यथ्पि [ आचार्योके योग्य 
4५ होनेके कारण ] क्षत्रियके लिये उचित 
इत्यप्रतिरूपमपि क्षत्रिय ग्रत्युक्त- नही है तो जी जो गित पक उस 
वान्‌ क़ुद्ध: सन्‌; अनुशिशेष्जु- | ऐसा कहा । 'क्या पिताने तुझे 








ब्राह्ण २ ] शादरमभाप्याथ श्श्ट५ 
ब्याज फल बरस पे न्वपफ ब्वपिीय ब्अरय2 ७ २८४0० ०६३० ब्यपः 2० ८2 नर्स: का 
शासितोंडसि भवसि फिं पिन्रेत्युवाच अनुशिए--शिक्षित किया है ” ऐसा 
राजा; प्रत्याहेतर ओमिति बाढ- | राजाने कहा । झ्लेतकेतु थोला 'हों | 
मनुशिशेउुस्ति पृच्छ यदि संश- , ऐो ! पिताने मुणे शिक्षा दी है, यदि 
यस्‍्ते ॥ १ ॥ तुम्हे कुछ सम्देद् हो तो पूछो! ॥१॥ 
-०*-- 
प्रवाहणके पोच प्रम और ख्ेतकेनुका उन सभीके प्राति अपनी 
अनित्ता प्रकट करना 


यद्ेवम्‌-- ! यदि ऐसी बात है तो- 
वेत्थ यथेमाः प्रजा: प्रयत्यों बिप्रतिपद्यन्ता ३ इति 
नेति होवाच वेत्यों यथेम॑ छोक॑ पुनरापद्यन्ता ३ इति 
नेति हेवोबाच वेत्थों यधासों लोक एवं बहुमिः पुनः पुनः 
*_ ए नंति तप ।+सीििक" ८ 
प्रय्भिने संपर्यता २ इति नेति हेवोबाच वेत्यों यतिथ्या- 
माहुत्या< हुतायामापः पुरुषवाचों भूत्वा सम्र॒त्थाय बदन्ती 
३ इति नेति हेवोबाच वेत्थों देवयानस्य वा पथः प्रतिपदं 
पितृयाणस्य वा यत्‌ कृत्वा देवयानं वा पन्थानं प्रतिपयन्ते 
पित्याणं वापि हि न ऋषेबंचः श्रुतं हे. सती अश्वुणवं 
पितृणामहं देवानाम्ृत मत्योनां ताम्यामिदं विश्वमेजत्‌ 
समेति यद॒न्तरा पितरं मातरं॑ चेति नाहमत एकब्वन 
वेदेति होबाच ॥ २॥ 
जिस प्रकार मरनेपर यह प्रजा विभिन्न मार्गेंसि जाती है--'सो क्या 
त्‌ जानता है » खेतकेतु बोला, 'नहीं !” [ राजा-] 'जिस प्रकार वह 
३ आ छोकमें आती है---सो क्‍या तुझे मादम है ” 'नहीं? ऐसा 
खेतकेतुने उत्तर दिया। [राजा--..] 'इस प्रकार पुनः-पुनः बहुतोंके 
मरकर जानेपर भी जिस प्रकार वह लोक भरता नहीं है--सो क्या त्‌ 


१२८६ चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 


ब्लू कफ, कर निकल बरपिफ नस नई >-22७ जाई २८22७ ना 2स्‍७ “व(<२:22७०. नई 220० «कई ४2स्‍७ “कई ट डक 
जानता है ” “नहीं! ऐसा उसने कहा | [ राजा--] क्या व्‌ जानता है कि 
कितने बारकी आहुतिके हवन करनेपर आप (जल) पुरुष-शब्दवाच्य हो 
उठकर बोलने लगता है ” भ्नहीं? ऐसा ख्ेतकेतुने कहा | 'क्या तू देवयान- 
मार्गका कमरूप साधन अथवा पितृयाणका कर्मरूप साधन जानता है, 
जिसे करके छोग देवयानमार्गको प्राप्त होते हैं अथवा पितृयाणमार्गको 
हमने तो मन्‍्त्रका यह वचन सुना है--मैंने पितरोका और देवोंका इस 
प्रकार दो मार्ग सुने हैं, ये दोनों मनुष्योंसे सम्बन्ध रखनेवाले मार्ग हैं । 
इन दोनों जानेवाला जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है | तथा ये 
मार्ग [ चुलोक और प्रथिब्रीरूप ] पिता और माताके मध्यमें हैं |! इसपर 


खेतकेतुने “मैं इनमेंसे एक भी नहीं जानता? ऐसा उत्तर दिया ॥२॥ 


वेत्थ विजानासि कि यथा येन 
प्रकारेणेमाः प्रजाः प्रसिद्धाः 
प्रयत्यो म्रियमाणा विग्रतिपद्चन्ता 
३ इति विग्रतिपचन्ते, बिचारणाथों 
प्छुतिः | समानेन मार्गेण गच्छ- 
न्तीनां मार्गह्विध्यं यत्र भवति 
तत्र काश्रित्‌ प्रजा अन्येन मार्गेण 
गच्छन्ति काश्रिदन्येनेति विग्नति- 
पत्ति; | यथा ताः प्रजा विप्रति- 
पद्चन्ते तत्‌ कि वेस्थेत्यर्थ: | नेति 
होवाचेतरः । 


तहिं वेत्थ उ यथेम॑ लोक॑ पुन- 
रापद्न्ता३ इति पुनरापचन्ते 
यथा पुनरागच्छन्तीम॑ लोकम्‌ १ 


धजिस प्रकार यह प्रसिद्ध प्रजा प्रेत 
होनेपर-- मरनेपर विग्रतिपन्न होती 
है---सो क्‍या तू जानता है * यहाँ 
(विप्रतिपद्यचन्ता ३१ इसमें प्छुत स्त्रर 
प्रश्नके लिये है। समान मार्गसे जाती 
हुई प्रजाके जहाँसे दो प्रकारके रास्ते 
हो जाते हैं, वहाँ कुछ प्रजा तो अन्य 
मार्गसे जाती है और कुछ दूसरेसे--- 
इस प्रकार उन प्रजाओंकी विभिन्‍न 
गति होती है । तात्पर्य यह कि जिस 
प्रकार उस प्रजाकी विभिन्‍न गति 
होती है, ग्ह क्या तू जानता है ० 
इसपर इतर (खेतकेतु ) ने कहा, 
ध्नहीं !! 

“तो फिर, जिस प्रकार प्रजा पुन. 
इस लोकको प्राप्त द्वोती है--पुन. 
इस लोकमें आती है, वह क्या तू जानता 


+ नमक 2 - अज #औ- #अंाे 


] हु ४9३९ / छ धं 


जड) 


3 फ>लमनकरा “ 





] 
५ 





ब-_--+>+नन- जि 


कि 


में श्वेतकेतु 


० 


प्रवाहणकी समा 





+/ ला 


 ओ 





भू 





" - 3] ४८ 











ऑल बॉ 2० ब्क नितयिनन- न्कॉज-2०- बर्ि 2० 


च्ेति दैवोवाव प्रेतकेत: । वेप्यी # खेलकैतुने कहा “नहीं । तो 
जानता है कि इस प्रकीर- 

यथासों लोक प्रसिद्धेन ; 
इस प्रसिर् न्यायसे प्रजाके पुन पुन 


लोकातर्तिक वेंस्य * नतिहबोबाच। भी खेतकैतुने 'नहीं! ऐसा कहा । 


चेत्यो. यतिथ्या य॒त्संख्य प्क्या ऐप है कि 

'हत्यामाहुतो प्यतिध्याम -< संख्यावाली 
पी हतायामापः | आहुतिके हवन किये जानेपर आप 
पुरुषवत्व पुरुष या चाक सब ' (जल) पुरुण्बाक्‌ पुरुषकी जो वाक्‌ 


यासा वा ता पुरुषवात! भृत्वा जिसकी वाक्‌ है, इसे मै 
पुरुषवाक्‌ होकर अंधर 'पुरुष' शाब्द- 


पुरुषशब्दवाच्या दा भत्ता ; री , बाच्य होकर-- रम्सि समय वहें. 

पुरुषाकारपरिणताए्तद पुरुष | पुरुषाकारमें परिणत हाता हे 

चोदो अवन्ति जं उस समय पुरुष्वाक्‌ होता है 
न्त, समुत्वाय 5. ई प्रकारसे उय्कर 


शुत्यायोक्ता। सत्यो बदन्ती३ | बोलता है ” ब्वत तुने नहीं! ऐसा 


इति १ नेति देवोबराच्व । । 
यदेद॑ वेत्य उ देवमानस्स यदि ऐसी बात है तो क्या दें. 
प्रतिपथते देवयानमार्गके प्रतिपद्‌--जिंसके द्वारा 


साप्रतिपततो प्रतिपद पितुयाणस्त | उसे ग्रतिपद्‌ कहते हैं, उस 


दा प्रादेषद प्रतिपच्छव्दवाच्य प्रतिपदको तथा पितृयाणके प्रतिपद्‌- 
ल्‍ को जानता है ” श्रति 'प्रतिपद! 


ए ९ 
इलाज कम कुत्वा यथा: | अब्दका मई बतलाती है--जों के 
पिशिएं कमे कुल्वेत्यथे ५ देंवयाने करके अर्थीत्‌ पर्थाविशि:ट कम करके 








१५८८ 


वा पन्थानं मार्ग प्रतिपद्यन्ते 
पिठयाणं वा य॒त्‌ कर्म कृत्वा 
प्रतिपच्चन्ते तत्‌ कम प्रति 
पदुच्यते तां ग्रतिपद कि वेत्थ 
देवलोकपिव॒लोकप्रतिपत्तिसाधनं 

वेत्थेत्यथेः । 

अप्यत्रास्यार्थंस प्रकाशकमृपे- 
मेन्त्रस्य वचो वाक्‍्य॑ नः श्रुतमस्ति | 
मन्त्रोष्प्यस्याथेय्य प्रकाशकों 
विद्यत इत्यर्थः | कोड्सो मन्त्रः ! 
इत्युच्यते-डे सृती दी मार्गा- 
वशृणवं श्रुववानसि, तयोरेका 
पितृणां प्रापिका पितृलोकसंबद्धा 
तया सृत्या पित॒लोक प्राप्तो- 
तीत्यथे; । अहमश्ृणवमिति व्य- 
वहितेन संबन्धः । देवानाम्नतापि 
देवानां संबन्धिन्यन्या देवान्‌ 
प्रापपति सा। के पुनरुभास्यां 
सृतिम्यां पितन्‌ देवांश्व गच्छन्ति 
इत्युच्यते--उतापि मत्यानां मनु 
ध्याणां संवन्धिन्यी--मनुष्या एव 
हि सृतिम्यां गच्छन्तीत्यथः । 
ताम्यां सृतिम्यामिदं विश्व समस्त- 
मेजद्‌ गच्छत्‌ समेति संगच्छते । 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
ब्यक22. व्य>:22%- व्याई २०2७. न्या्ई व ऋ व्याई:>:2स्‍%, व्याई >-प, व्यई <- २ यह 22% नया २220, न्याई ८2: व्या:१०22%. चाई २८2: 


[ अध्याय ५ 


देवयान या पितृयाणमार्गको प्राप्त होते 
है, वह कर्म श्रतिपदू” कहलाता है, 
“उस ग्रतिपद्‌को क्‍या त्‌ जानता है * 
अर्थात्‌ क्या तुझे देवछोक और 
पितृछोककी पग्राप्तेके साधनका ज्ञान 
है 2 

(हमने इस अर्थके प्रकाशक ऋषि 
अर्थात्‌ मन्त्रका वाक्य भी सुना है । 
अर्थात्‌ इस अर्थका प्रकाशक मन्त्र भी 
विद्यमान है| वह मन्त्र कौन-सा है 
सो बतछाया जाता है--मैंने दो मार्ग 
छुने हैं, उनमें एक पितृगणकी 
प्राप्ति करानेवाला अर्थात्‌ पितृलोकसे 
सम्बद्ध है, तात्पर्य यह है कि उस 
मार्गसे पुरुष पितृलोकको प्राप्त करता 
है |? मूलमें 'अहम्‌ अश्वणव्म! इस 
प्रकार व्यवहित पर्दोका सम्बन्ध है | 
“और दूसरा मार्ग देवताओंका यानी 
देवताओंसे सम्बद्ध है अर्थात्‌ जो 
देवताओंको प्राप्त कराता है, वह है |? 
किन्तु इन दोनों मार्गेसि पितृगण 
और देत्रताओंके पास कौन जाते हैं 
सो बतलाया जाता है--.-“ये दोनों मार्ग 
मत्येके यानी मनुष्योंके सम्बन्धी हैं 
अर्थात्‌ इन मार्गोंसे मनुष्य ही जाते 
हैं | उन मार्गोंसे जानेवाला यद्द सम्पूर्ण 
जगत्‌ सम्यक्‌ प्रकारसे जाता है |? 


+ 


ब्राह्मण २ ] शाहरभाप्याथ १५८०. 
बर्थ ०५-25. ब्क:2)0 ब्य्--24७ व्य-- ० कट पक व्यप्े: कक जय: वन्य: व्याई८23, प्यार: ८:७७: व्याई ८2७ 


ते च दे सती यदन्तरा ययो- ' मे दोनो मार्ग प्यदन्तरा?---जिनके 


रन्‍्तरा यदन्तरा पितरं मातरं च ! “अवर्ती है, उन माता-पिताको [ क्या 


मल 80000 02 8 80 
गया हय ईद प, । दिताके मध्य हैं, वे माता-पिता 


की तो मातापितरो द्यावापएृथि- कौन है ? चुढोक और प्रथित्ीरूप 
व्यावण्डकपाले: 'इयं वे मातासो ब्रह्माण्डकपाल, यह ( पृथिव्री ) ही 


पिता! इति हि व्याख्यात॑ त्राह्मणेन, ' ती है और वह ( ुलोक ) पिता 

कपल 2 ंमपदिए मं अर जगत व ज्या 
डइकफपालयामध्ये 

फपालयासध्य ससारावपय की जा चुकी है, त्रह्माण्डकपालेके 


जे हक 
एवंते सती नात्यन्तिकासतत्व- मध्यमे ये दोनों मार्ग ससारबिपयक ही 
गमनाय | इतर आह--नाहमतों- ४, आत्यन्तिक अमृतत्वकी प्राप्तिके 


ये नहीं है ।” इसपर दूसरेने कहा, 
ध्सात्‌ प्रश्नसम्नुदायादेक॑चने ढ़ 
हज कंचनेकमपि पे इस प्रश्ससम॒दायमेसे एक भी 


अत न बंद नाह वेदाते हावाच प्रश्नकों नहीं जानता--मुझे किसीका 
श्वेतकेतु: ॥ २॥॥ पता नहीं है! ऐसा ख़ेतत्रे तुने कहा॥२॥ 
>> शॉट ओडिशा 

बैतकेतुका अपने पिताके पास आकर उलाहना देना 

अथनं वसत्योपमन्त्रयाश्नक्रेएनाइत्य वसतिं कुमारः 
भरठुद्राव स आजगाम पितरं त<* होवाचेति वाव किल 
नो भवान्‌ पुरानुशिष्टानवोच इति कथ<« सुमेध इति पश्च 
भा प्रश्नान्‌ राजन्यबन्धुरप्राक्षीत्तती नेकंचन वेदेति कतमे 
ते इतीम इति ह प्रतीकान्युदाजहार ॥ ३॥ 

फिर राजाने खेतकेतुसे ठहरनेके लिये ग्राथना की | किन्तु वह कुमार 


दहरनेकी पता न करके चल दिया | वह अपने पिताके पास आया और 
उससे वोछा, आपने यही कहा था न कि मुझे सब विषयोंकी शिक्षा दे 


१२५९० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


कट. “बे कपसिटेक बह: आए लि2 2७ नई 72७. “८४-2७. “कल 20० कई :20.. कई प७.. नई: ९2७. 
दी गयी है ” [पिता-] "हे सुन्दर धारणाशक्तिवाले | क्या हुआ ? [ पुत्र-] 
'मुझसे एक क्षत्रियबन्धुने पाँच प्रश्न पूछे थे, उनमेंसे मैं एकको भी नहीं 
जानता |? [ पिता--] 'वे कौन-से थे ” [ पुत्र---] 'ये थे” ऐसा कहकर 
उसने उन ग्रश्नोंके प्रतीक बतलछाये || ३ || 


अथानन्तरमपनीय विद्यामि- 
मानगवेमेन प्रकृतं श्ेतकेतुं वसत्या 
वसतिप्रयोजनेनोपमन्त्रयाअक्रे -- 
इंह वसनन्‍्तु भवन्तः, पाद्यमध्ये 
चानीयतामित्युपमन्त्रणं॑ कृतवान्‌ 
राजा। अनारत्य तां वसति कुमारः 
श्रेतकेतुः ग्रदुद्राथ प्रतिगतवान्‌ 
पितर॑ ग्रति। स चाजगाम पित्तर- 
मागत्य चोवाच तम्‌ , कथमिति १ 
वाव किलेवं किल नो5सान्‌ भवान्‌ 
पुरा समघतेनकाले<्नुशिशन्‌ 
सवा मिर्विद्याभिरवो चो5वो च- 
दिति। 

सोपालम्भ॑ पूत्र्स बचः 
श्रुत्वाद् पिता कथ॑ केन प्रकारेण 
तव दुःखसुपजातं हे सुमेधः ! 
शोभना मेधा यस्येति सुमेधाः । 
श्रुणु सम यथा वृत्तम--पश्च 
पश्चसंख्याकान्‌ ग्रश्नान्‌ मा मां 
राजन्यबन्धू राजन्या बन्धवों 


इसके पश्चात्‌ उसके विद्याभिमान- 
को तोडकर इस प्रकृत ख्वेतकेतुसे 
राजाने 'बसति?---ठहरनेके प्रयोजन- 
से प्रार्थना की, अर्थात्‌ [ खेतकेतुसे 
कहा---] “आप यहाँ ठहरिये! [और 
सेवकोंसे कहा--] “अरे ! पाद् 
और अर्ध्य छाओ? इस प्रकार राजाने 
विनयपूर्वक निवेदन किया | किन्तु 
वह कुमार उस निवासका निरादर 
कर “रदुद्राअः अपने पिताके पास 
चल दिया | वह पिताके पास आया 
और वहाँ आकर उससे बोला, किस 
प्रकार बोछा--'आपने पहले-समा- 
वत॑नसंस्कारके समय यही कद्ठा था न 
कि तुझे सब विद्याओंमें अनुशिक्षित 
कर दिया गया है ” 

पुत्रका उपाहठम्भयुक्त वचन 
सुनकर पिताने कहां, 'हे सुमेघ ! 
तुझे किस ग्रकारसे दुख उत्पन्न 
हुआ है ” जिसकी सुन्दर मेधाशक्ति 
होती है, उसे छुमेघा कहते हैं । 
[ पुत्र-]] 'मेरे साथ जैसा कुछ हुआ 
है, सो सुनिये---मुझसे एक राजन्य- 
बन्धु ( क्षत्रबन्धु ) ने पाँच प्रश्न पूछे 


ब्राह्मण २ ] शाइरसाष्याथथ १२९१ 
७२. ७२. ५८९०७ अप ०80 नासिक 02 «६००-४००५०- +०७२०- «२२20-००. 
यस्पेति; परिमववचनमेतद्राजन्य- | थे, उनमेंसे मै एककों भी नहीं 
जानता ।” जिसके राजन्य (क्षत्रिय ) 
बन्धु हों, उसे राजन्यबन्धु कहते हैं, 
साज्ेकचनेकमपि त्त वेद त्त्‌ विज्ञा- यह राजन्यबन्धु तिरसकारसूचक 
तवानसि । 'कतमे ते राज्ञा पृ्ठा। वचन है । 'राजाके द्वारा पूछे हुए वे 
प्रश्न कौन-से थे ” इस प्रकार पिता- 
के पूछनेपर पुत्रने 'वे ये थे” ऐसा 
इति ह प्रतीकानि मुखानि प्रश्ना- | कहकर उन प्रश्नोंके प्रतीक-सुख 


'नामुदाजहारोदाहुतबान्‌ ॥ ३॥ | ( सकेत ) बतलाये ॥ ३ ॥ 


बन्धुरिति, अप्राक्षीत्‌ एष्टचांस्ततस्त- 


प्रश्ना: इति पिन्रोक्तः पुत्रः इसे ते! | 


७775७... 2-४४ 


पिता आहृणिका उनके विपयमें अपनी अनभिज्ञनता बताकर उसे जानते 
करना और उनका उत्तर जाननेके लिये प्रयवाहणके पास आना 


स होवाच तथा नस्त्व॑ं तात जानीथा यथा यदहं 
किञ्च वेद स्वमहं तत्तुम्यमबोचं श्रेहि तु तन्र प्रतीत्य 
ब्रह्मचय वत्स्याव इति भवानेव गच्छुत्तिति स आजगाम 
गौतमो यत्र प्रवाहणस्य जेबलेरास तस्मा आसनमाह॒त्यो- 
दकमाहारयाश्वकाराथ हास्मा अध्य चकार तश्होवाच वर 
भसगवते गोतमाय दह्म इति ॥ ४ ॥ 

उस पिताने कहा, 'हे तात | तू हमारे कथनानुसार ऐसा समझ 
कि हम जो कुछ जानते थे वह सब हमने तुझसे कह दिया था। अब 
हम दोनों वहीं चलें और ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक उसके यहाँ निवास करेंगे । 


| पत्र--) 'आप ही जाइये !? तब वह गौतम जहाँ जैवलि प्रवाहणकी 
- बैठक थी, वहाँ आया | उसके लिये आसन लाकर राजाने जल मेंगवाया 


१२९२ बुद्ददरण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बकििएफ बाई 3: ब्यईएक बाई 22 न्यो ेट220७- नाई (3०2: नई: न्याई:22)%- "्य2५७ व्यद:मक ब्याए (222. “42: ७ 


और उसे अध्यंदान किया | फिर बोला, 'मं पूज्य गौतमको वर देता हूँ! # ॥४॥ 


स होवाच पिता पुत्र क्रद्धयुप- |. छुद्ध प्रको शान्‍्त करनेके लिये 


शमयंस्था तेन प्रकारेण नोउसां- | उस 20 हि है तात | हे 

वत्स ! तू हमारेसे इस प्रकार समझ 
स्‍्व॑ है तात वत्स जानीथा कि जो कुछ विज्ञान मैं जानता था, 
गृह्लीथा यथा यद्ह किश्व विज्ञान- वह सत्र मैने तुझसे कह दिया था- 
जात॑ वेद सबब तत्‌ तुम्यमबोच- | ऐसा ही त्‌ जान। भल्य, तुझसे 
मित्येब जानीथा;; को5न्यो मम , अधिक प्रिय मेरा और कौन है 
प्रियतरोइस्ति त्वत्तो. यद्थ , जिसके लिये उसे छिपाऊँगा ? राजाने 


रक्षिष्पे ? अहमप्येतन्न जानामि »ो छा है, वह तो में भी नहीं 
जानता | अत आ, वहाँ चलकर हम 


हे 3 520 कल | दोनों विदयोपार्जनके लिये राजाके यहाँ 

ब्रह्मचर्यपालनपूर्वक निवास करेंगे |? 

वत्सावो विद्याथमिति | सआह- | उस ( पुत्र ) ने कहा, “आप ही 

भवानेव गच्छत्विति, नाहं तस्थ | जाइये, मैं तो उसका मुँह भी नहीं 
मुख निरीक्षितुमुत्सहे । देख सकता |? 

स आजगाम गौतमो गोत्रतों | वह गौतम-गोत्रत गौतम आरुणि, 

गौतम आरुणिय॑त्र प्रवाहणस्य जहाँ प्रवाहण जेवलिका आस-आसन 


आस्थायिका अर्थात्‌ बैठक थी, वहाँ 
जेबलेरासासनमास्थायिका; पष्ठी- | «य विवादिार्य जनक गो 


4 किक 
इयं प्रथमाखाने; तस्मे गोत- | बह्ठी प्रथमाके स्थानमें हैं। | अपने 
मायागतायासनमनुरूपमाहत्यो- | पास आये हुए उस गौतमके लिये 
दर्क॑ भृत्येराहार्याश्वकार; अथ | राजाने उचित आसन देकर सेवकोंसे 
हासा अध्य पुरोधसा क्ृतवान्‌ | जछ मँगवाया और फिर पुरोहितद्वारा 
# अर्थात्‌ आप जिस प्रयोजनसे यहां पधारे हैं, वह कहिये, मैं उसकी पूर्ति 
करूँगा | 
| क्योंकि “आस? यह क्रियापद है, अत. “प्रवाहणः जेवलिः? यह उसका 
कर्ता होना चाहिये । षष्ठी होनेके कारण ही “आस? का अर्थ “आसन? किया गया है। 








ब्राह्मण ९ ) शाउ्रमाष्याथ श्श्ण्३्‌ 

>बर्प:9. ७८:७५ बा बटर 0 ७ बम: बाप कि 2० ब्वएि0०० बम ब्वक्र. ++->->- ब्कॉ+ ० 
मन्त्रवन्भधुपर्क चः कृत्वा चेच ! अर्थ और मन्त्रयुक्त मधुपक कराया। 
पूजां त॑ होयाच बर॑ भगवते , इस प्रकार पूजा कर उसने गीतगसे 
गातमाय तुम्य॑ दम इति गो5श्ा- कहा, थी आप भगवान्‌ गौतमको 
दिलक्षणम्‌ ॥ ४ ॥ गो-अश्वादिरूप बर देता हु' ॥९॥ 


जल ++++न्‍ लत 





ज्यऱगिक़ा प्रवाहणसे अपने पृश्नसे ए्ट्टी हुई बात कहनेकी 
प्रापना झरना 


स होवाच प्रतिज्ञातों म एप बरो यां तु कुमार- 
स्थान्ते वाचमभाषथास्तां मे श्रह्दीति ॥ ५॥ 


उसने कहा, 'आपने मुझे जो बर देनेके लिये प्रतिन्ना की है, उसके 
अनुसार आपने कुमारसे जो बात पूछी थी वह मुझसे कहिये! ॥ ५ ॥ 


मे होवाच गातमः प्रतिज्ञातों 
मे ममप वरस्त्वयासां प्रतिज्ञायाम्‌, 
इठी कृर्बात्मानम, यां तु वाच॑ 
कुमारस्स मम पृत्रान्ते समीये 
चबाचमभाषथ/ प्रश्नरूपां तामेव 
मे ब्रूहि स एव नो बर इति ॥५॥ 


उस गेोतमने कहा, 'आपने इस 
प्रतिज्ञा मुझे यह बर ठेनेकी प्रतिज्ञा 
की ऐ--कुमार अर्थात्‌ मेरे पुत्रक्रे 
समीप आपने प्रश्नरू्प जो बात कही 
थी, वही आप मुझसे कहिये, वही 
मेरा बर है ।यह वर देनेके लिये अन्न ' 
आप अपनेको सुस्यिर कीजिये |? || 





प्रवाहणका उसे देंच वर बताकर अन्य मानुप वर सॉगनेके लिये कहना 


स होवाच देवेपु वे 
बहीति ॥ ६॥ 


बिक * 
गांतम तद्‌ बरेषु मानुषाणां 


उसने कहा, 'गौतम ) वह वर तो दैव बरोमेंसे है तुम मनुप्यसम्बन्धी 


बरमिंसे को बर माँगो? ॥5॥ 


१५९७ बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्कर्पयिप इक आई पक वाई 322: व्याई 37222 "या २23७ व्यॉज: 2७७ "यह -22७, बयई टेक "या २724." २:22 नया ० फेक 
स होवाच राजा देवेषु वरेषु | उस राजाने कहा, 'गौतम ! तुम 
तदू थे गौतम यस्त्वं प्राथयसे | जो दर माँगते हो, वह तो दैवबरोंमेंसे 
मानुषाणामन्यतमं ग्रार्थय | है। मनुष्यसम्बन्धी बरोंमेंसे कोई वर 
वरम्‌ || ६ ॥ मागो? ॥ ६ ॥ 


+--+-+-<&6-०- +--- 


आराुणिका आग्रह और प्रवाहणकी स्वीकृतिसे वाणीद्वारा उसका 
शिष्यत्व स्वीकार करना 
स होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्यापात्तं गोअ- 
शानां दासीनां प्रवाराणां परिदानस्थ मा नो भवान्‌ 
बहोरनन्तस्यापर्यन्तस्याभ्यवदान्यों भूदति स वे गौतम. 
तीर्थेनेच्छासा इत्युपैम्यहं भवन्तमिति वाचा ह स्मेव पू्े 
उपयन्ति स होपायनकीत्योवास ॥ ७ ॥ 
उस गौतमने कहा, 'आप जानते हैं वह तो मेरे पास है। मुझे 
छुवर्णकी प्राप्ति तथा गो, अश्व, दासी, परिवार और परिधानकी भी प्राप्ति 
है | आप महान्‌ , अनन्त और नि.सीम धनके दाता होकर मेरे छिये 
अदाता न हों |? [ राजा--] 'तो गौतम | तुम शात्रोक्त विधिसे उसे 
पानेकी इच्छा करो |? [ गौतम--] “अच्छा, मैं आपके प्रति शिष्पमाव्रसे 
उपसन्न ( प्राप्त ) होता हूँ | पहले ब्राह्मणलोग वाणीसे ही क्षत्रियादिके प्रति 
* उपसन्न होते रहे हैं ।! इस प्रकार उपसक्तिका वाणीसे कथनमात्र करके, 
गौतम वहाँ रहने छगा [ सेवा आदिके द्वारा नहीं ] | ७ ॥ 
स होवाच गोतमो भवतापि | उस गौतमने कहा, “आप भी 


जानते हैं, वह तो मेरे पास है। 
विज्ञायते हृ ममार्ति हे । न तेन आप जिस मजुप्यसम्बन्धी वरको 
ग्राथितेन क्ृत्यं मम य॑ त्व॑ दित्ससि | मुझे देना हक पा उसके मॉँगनेसे 
मालुष॑ बरम, यस्मान्ममाप्यस्ति | तो मेरा कोई प्रयोजन है नहीं, 
द्रं ! . ७ | क्योंकि मुझे भी बहुत-से सुबर्णकी 
हरण्यस्स अश्वतस्थापात्त प्राप्त  द्रात्ति है तथा गौ-अश्वादिकी भी 


गोअश्वानाम-अपात्तमस्तीति सबे- | ग्राप्ति है-इस प्रकार 'अपात्तम्‌ अस्तिः 


के 50) ५ 


0 3६ 


ब्राह्मण * ) आउसस्‍्भाए ये १२९० 
बऑॉर्ड ब्ॉडिफि बॉडी, ब्ॉॉ बॉस: सफर एल ब्बपनफ्न बॉ ब्ब्निफे ब्ऑॉटिसयल् 


ब्रालुपत्ष द्सीनो प्रवाराणा । इस क्रियापदको सर्वत्र सम्बन्ध लगाना 
चाहिये अर्थात्‌ दासी पसिर और 


पखिएाएं परिषानस ने; + च | (स-इन सबकी मुझे भी प्राति है 


बत्मण विधशानम, तत्‌ त्वत्त जो मेरे पास नहीं है, वही मुझे 
। से मोगना चाहिये और वही 
रे आपकी देना भी चाहिये) आपने 
प्रतिज्ञातश् च्रस्त्वया ते बर इनेकी प्रतिशञ तो दी ही हे 
; क्या करना उचित है 
हल । यह आप ही जानें आपको प्रतिश 

रक्षणीया तवेति । कि 
हा पालन तो करना ही चाहिये । 


भेरा तो यह अभिप्राय है. कि 


परत पुनर्यपभिभायी | 
भुज्नोडसनम्यसानेद केबलान सर्वेत्न दाता होकर भी हमारे प्रति 
; ही, अर्थो 


प्रति मवान्‌ सर्वत्र बदान्यों मृत्वा | अदता हे रे हे न 
अबदज्यों मां भेते कद्यो 


भूदिस्यर ध्बहो )---बहुत-सी+ 'अनन्तस्या-ा 
भूदित्यथः । नह प्रभूतआानन्त अनन्त फऋलबाली, न्तस्या-समीत 
सानन्‍्तफरस्थेत्येतर्त अपयेन्त- ' न होनेवाली अर्थात्‌ पुत्र पौन्नादिकीमे 
सापरिसमापिकस पुत्रपात्रादि- , भी जानेबाढी-इस प्रकास्वी सम्पत्तिके 
गामिकस्पेत्येतत, इेद्शुस्स दात होकर भी आए केबल 
वित्तस्स मां प्रत्येव केबलघदाता , लिये ह्दी हों । दूसरोंके 
मा भुद्‌ भवान; मे चान्यत्रादेय- लिये तो आपको कट भी अदेय 
मप्ति मवत+ । | नहीं है । 
एबघुक्त आह-से एन वे हे । इस प्रकार कहें जानेपर राजाने 
'अच्छा तो; हें गौतम । तुम 
गौतम तीर्थेन न्योयेन शो । तीन! _शसविद्ित विधिसे सेझसे 


विहितिन विद्या. मंत्त इच्छासा | विवाद करनेकी इच्छा करो ४ ऐसा 


१२९६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय दि 
ब्लू पक आर, व्यय रवि 2 बस: आर्य कपल. बट आप 2 रस 


इच्छान्वाप्तुमित्युक्तो. गौतम | कहे जानेपर गौतमने कहा, 'उपैमि- 


आह-उपेम्युपग॒च्छामि शिष्यत्वे- 

नाहँ भवन्तमिति । वाचा ह स्मैव 

किल पूर्व ब्राह्मणाः क्षत्रियान्‌ 

विद्यार्थिन्‍ः सन्‍्तो वेश्यान्‌ वा 
८ ञ्े 

क्षत्रिया वा वेश्यानापद्युपयन्ति 

शिष्यबृत्त्या ह्युपगच्छन्ति नोपा- 


यतशुभ्रूषादिभि; । अतःस गौतमो , 


होपायनको त्योपगमनकी तेनमात्रे- 


+ >> मकर ८ रे ० 
णबोवासोषितवान्नोपायन॑ चकार 
॥७॥ 


मैं शिष्पमावसे आपके प्रति उपसन्न 
होता हूँ। विद्या प्राप्त करनेकी इच्छा- 
वाले पूर्वतर्ती ब्राह्मणछोग क्षत्रिय या 
वैज्योंके ग्रति अथवा क्षत्रियलोग 
केश्योंके प्रति आपत्तिकाल्में केवल 
वाणीद्वारा ही शिष्यवृत्तिसे उपसन्न 
होते थे, किसी प्रकारकी सेंट लेकर 
अथवा झश्रषादिके द्वारा उनका 
शिष्यत्व खीकार नहीं करते थे ।? 
अत उस गौतमने “उपायनकीर््या!- 
' उपसत्तिके कथनमात्रसे ही वहाँ 
निवास किया, वस्तुत सेवा आदिके 
द्वारा उपगमन नहीं किया || ७ | 





--#&“जअ्#€<७०+- 
प्रवाहृणकी क्षमाप्राथना और किद्यादानक्रे लिये तत्पर होना 


एवं गोतमेनापदन्तर उक्ते-- 


गौतमके इस प्रकार आपदन्तेर 
कहनेपर--- 


स होवाच तथा नस्ल गोतम मापराधास्तव च 
पितामहा यथेयं विद्येतः पूर्व न कस्मिसश्चन वाह्मण 
उबास तां त्वहं तुम्यं वक्ष्यामि को हि ल्वेब॑ घ॒ुबन्तमह॑ति 


अत्याख्यातुमिति ॥ ८ ॥ 


उस राजाने कहा, 'गौतम ! जिस प्रकार तुम्हारे पितामहोंने हमारे 
पूवेजोंका अपराध नहीं माना, उसी प्रकार तुम भी हमारा अपराध न 





१, खय विद्याद्दीन होनेके कारण किसी दीन वर्णके पुरुषके पास शिष्यभावसे 
जाना--यह आपदन्तर ( आपत्तिकाल ) कहलाता है । 


ब्राह्मण २ ] 


शाइरसाष्याथे 


१०५९७ 


मानना । इससे पूर्व यह विधा किसी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही । उसे में 


तुम्हारे ही प्रति कहता हूँ। भला, 


इस प्रकार विनयपूर्वक बोलनेवाले 


तुमको निषेध करनेमें ( विद्या देनेसे इनकार करनेमें ) कौन समर्थ हो 


सकता है ” ॥ ८॥ 

स होवाच राजा पीडित॑ मत्वा 
क्षामयंस्त्था नोड्सान्‌ प्रति 
मापराधा अपराध॑ मा कार्पीरस- 
दीयो5पराधो न ग्रहीतव्य इत्यथे;; 
तव च पितामहा अस्र॒त्पितामहेषु 
यथापराध॑ न जगृहुस्तथा पिता- 
महानां वृत्तमसाखपि भवता 
रक्षणीयमित्यथः । यथेय॑ विद्या 
त्वया प्राथिता, इतस्त्वस्संप्रदानात्‌ 
पूषे प्रा न कसिन्रपि ब्राह्मणे 
उवासोषितवती तथा त्वमपि 
जानीपे सबेदा क्षत्रियपरम्परयेय॑ 
विद्यागता; सा खितिमंयापि 
रक्षणीया यदि शक्‍्यते; इत्युक्तं 
देवेषु गौतम तदू वरेषु मानुषाणां 
भरृद्दीति न पुनस्तवादेयो चर इति। 


उसे पीडित समझकर उस राजाने 
क्षमा कराते हुए कहा, हमारे प्रति 
इसी प्रकार अपराध न करें, अर्थात्‌ 
हमारे अपरावको आप इसी प्रकार 
ग्रहण न करें, जिस प्रकार कि आपके 
पितामहोंने हमारे पितामह्रोंका अपराध 
ग्रहण नहीं किया था; तात्पर्य यह 
है कि इस प्रकार आपको भी हमारे 
प्रति अपने पितामहोंके आचरणकी 
रक्षा करनी चाहिये। जिस प्रकार 
तुम्हारे द्वारा प्रार्थित यह विद्या इससे 
यानी तुम्हें, सम्प्रदान करनेसे पूववे 
किसी भी ब्राह्मणके यहाँ नहीं रही, 
सो तुम भी जानते ही हो, यह्द 
विद्या सववदा क्षत्रियपरम्परासे ही 
आयी है; यदि हो सके तो उस 
स्थितिकी रक्षा मुझे भी करनी चाहिये 
थी; इसीसे मैंने यह कहा था कि 
'हे गौतम ! यह वर तो देव वरोंमेंसे 
है, तुम मानुष वरोमेंसे माँगो ।? यह 
वर तुम्हारे लिये अदेय है--ऐसी 
बात नहीं है । अब आगे इसे 


रेतः पर न शक्यते रक्षितुस्‌; | छिपाना सम्भव नहीं है; मैं उस 


बृ० उ० १६३--१६७ 


१२९८ बूहदारण्यकोीपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्रिज नई: नर) नई: बाई 22 "कई 3८2: नई: न्याई::22७ १०८२-:2:७.. नई 220 नया: :-७ नाईट: 


तामपि विद्यामह तुस्य॑ वक्ष्यामि; | विद्याकों भी तुम्हारे प्रति कहे देता हूँ, 
को हान्यो5पि हि यसादेव॑ ब्रुवन्तं | कि इस प्रकार बोलनेवाले तुमको, 


त्वामहति ग्रत्याख्यातुं न वक्ष्या- मेरे सिवा दूसरा भी ऐसा कौन है, जो 
रे हे है रे | की नहीं कहूँगा! ऐसा कहकर निषेध 


मीति; अहं पुनः कथ॑ न वक्ष्ये | रनेमें समर्थ हो सके ? फिर भला मै 


तुम्यमिति ॥ ८ ॥ तुमसे वह विद्या क्यों न कहूँगा 2॥ ८॥ 
*+>+-+>+७५.ै2न्‍््य 5 
चतुर्थ प्रश्नका उत्तर-पग्चाभिविदया 
7-चुलो कामि 


असौ वे लोको5गभिर्गोतरमेत्यादि | “असौ बे लोकोडग्निर्गौतम” इत्यादि 
मन्त्रसे चौथे प्रन्‍्नका पहले निर्णय 
चतुर्थ: प्र्नः प्राथम्येन निर्णीयते । | किया जाता है | क्रममग तो इस- 


लिये किया गया है कि इस प्रश्नके 
क्रममड़स्त्वेतन्ि्ण हू 
के धायत्तत्वादि निर्णयके अधीन ही अन्य प्रश्नोंका 


तरप्रश्ननिर्णयस्य | निर्णय है | 
असो बे लोको(प्रिगौंतम तस्यादित्य एबं समिद्र- 
इमयो धूमो5हरचिर्दिशो(ड्रारा अवान्तरदिशो विस्फुलिड्रा- 
स्तस्मिन्नेतस्मिन्नगो देवाः श्रद्धा जु्ति तस्या आहुत्ये 
सोमो राजा संभवति॥ & ॥ 
हे गौतम | यह लोक ( घुलोक ) द्वी अग्नि है | उसका आदित्य ही 
समिध्‌ ( ईधन ) है, किरणें धूम हैं, दिन ज्वाला है, दिशाएँ अज्ञार हैं, 
अवान्तर दिशाएँ विस्फुलिज्न ( चिनगारियाँ ) हैं | उस इस अग्निमें देवगण 
श्रद्धाको हवन करते हैं; उस आइतिसे सोम राजा होता है ॥ ९॥ 
असो द्योलेकोडग्रिर्दे गोतम; | हे गौतम ! यह थुलोक अग्नि है । 


स्री और पुरुषके समान अप्नि न 
चुलोकेडग्रिदृष्टिसनम्ी विधीयते, | होनेपर भी घुलोकमें अभ्निदृष्टिका 


ब्राह्मण २ ] शादरभाप्याथ १२५९९, 
60... 490... «४६%. बम + -अ९ ५9. बार. रू जल ०72. 0२७. «०६ «(२५ 
यथा योपित्युरुपयोः: तस्थ घुलो- | विधान किया जाता है।उस घुलोक- 
लि को अग्निको सम्यक्‌ प्रकारसे दीप्त 
फा्ेरादित्य एवं समित्‌ समिन्ध- | ढरनेवाल्य होनेसे आदित्य उसका 


नात्‌ः आदित्येन हि समिध्यतेड्सो. समिषर्‌ है, क्योकि आदित्यसे ही उस 
| लोकका सम्यक्‌ प्रकारसे दीपन 
लोक; | ( प्रकाशन ) होता है । 





रध्मयो धूमः समिध उत्थान- ! किए धूम हैं, क्योंकि जिस 
प्रकार इंचनसे घुओ उठता है, उसी 
सामान्यात्‌ः आदित्याद हि रझ्मयो प्रकार आदित्यरूपी ईंधनसे उननेमें 
न हि .. _ इन किरणोंकी धूपसे समानता है; 
निगता:। समिधश्न धूमा लॉक + क्वारण, आदित्यसे ही किरणे निकलती 
हि अर । हैं. और छोकमें समिध्‌ ( ईंधन ) से 
उत्तिष्ठति। अहरचि; प्रकाशसामा- व निकलता है । हे हज, 
होनेके कारण दिन ज्याला है, 
उपशमर्मे समानता होनेसे दिशाएँ 
' अद्वारे हैं तथा विस्फुलिज्नोंके समान 
। ब्रिखरी हुई होनेके कारण अवान्तर 
विस्फुलिडधदू विक्षेपात । दिगाएँ विस्फुलिश्न है । 


है, तसिन्नेतसिन्नेवंगुणविशिष्टे यु ऐसे गुणोंसे युक्त उस इस 
लोकाग्रों देवा इन्द्रादयः श्रद्धां शुछोकरूप अम्निमें इन्द्रादि देबगण 
जुहृत्याहुतिद्रन्ययानीयां प्रक्षि- | आहुतिद्रब्यस्थानीय  श्रद्धाको हृवन 
पन्ति | तस्था आहुत्या आहुतेः | करते अर्थात्‌ डाछते हैं । उस 
सोम राजा पितृणां त्राह्मणानां व | आहतिसे पितरों और ब्राह्मणोंका 
संमबति। राजा सोम उत्पन्न होता है | 


तत्र के देवा; १ कथ॑ जुहति? | तहाँ देवता कौन हैं श वे किस 
प्रकार हवन करते हैं ? और श्रद्धा- 


न्यात्‌; द्योष्ड्रारा उपशमसामा- 


न्यात्‌; अवान्तरदिशो विस्फुलिद्ञा 





१३०० 


बृहृदारण्यकीपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


पी 2०, बर्परिय 2 बहस किट “्यार्पि22०- «ऑर्ष 2 नाक 22७. -आ220७. आई: नई: ७. नआ<222.- बट. 


गहुत्यादि- कि. वा श्रद्धाख्य॑ 
खरूपविचार हुविः ९ इत्यत उत्त- 


मसाप्िः संबन्धे-नत्वेबेनयोस्त्व- 
मुत्करान्तिमित्यादि । पदार्थषटक- 
निर्णयार्थम्निहोत्र उक्तम्‌-ते 
वा एते अग्िद्ोत्राहुती हुते 
सत्यावुत्कामतः; ते अन्तरिक्षमा- 
विशत;; ते अन्तरिक्षमाहवनीयं 
कुषाते वायुं समिधं मरीचीरेव 
शुक्रामाहुतिम; ते अन्‍्तरिक्ष॑ं 
तपंयत;; ते तत उत्क्रामतः; 
ते दिवमाविशतः; ते दिवमा- 
हवनीयं कुवाति आदित्यं समिध- 


मित्येवमाधुक्तम्‌ । 
तत्राप्रिहोत्राहत ससाधने 


एवोस्क्रामतः । यथेह ये। साधने- 





संज्ञक हवि भी क्‍या है ?% इन सब्र 
बातोंका विचार करना है-इसीसे 
हमने इस व्राह्मणके सम्बन्ध-भाष्यमें 
कहा था कि “तू इन सायकालिक, 
प्रातःकालिक अग्निहोत्रकी दोनों 
आहतियोंकी न तो उत्क्रान्तिको जानता 
है? इत्यादि । इसी प्रकार उत्क्रान्ति 
आदि छ पदार्थोंके निर्णयके लिये 
अम्निहोत्रप्रकरणमें कहा गया है-वे ये 
अम्निहोत्रकी दोनों आहइतियाँ हृवन की 
जानेपर उत्क्रण करती ( ऊपर 
उठती) हैं, वे अन्तरिक्षमें प्रतरेश करती 
हैं, वे अन्तरिक्षकों ही आहचनीय 
अम्नि करती हैं, वायुको समिध्‌ करती 
हैं और किरणोंको ह्वी शुक्कत आहति 
करती हैं, वे अन्‍्तरिक्षको तृप्त 
करती हैं, वे उससे भी ऊपर जाती 
हैं, वे थुलोकर्मे प्रवेश करती हैं; 
वहाँ वे बुलोकको आह्ववनीय बनाती 
हैं ओर आदित्यको 'समिध्‌!, इत्यादि 
प्रकारसे वहाँ कद्दा गया है । 

[ यजमानकी मृत्युके समय ] 
अग्निहोत्रत्ी आहतियाँ  साधनके 


सहित ही उत्क्मण करती हैं | इस 
लोकमें जिस प्रकार वे जिन आहव- 


% क्योंकि न तो इन्द्रादि देवताओंका कर्ममें अधिकार है, न ग्ुछोकादिमें 
हवन किया जा सकता है ओर न श्रद्धामें द्रव्यत्व है। 


ब्राह्मण २ ] शाइरस्भाष्याथ १३०१ 


3. + 70०. नए: 3. ब्पि ब्जरत ब्वपटपिन नर्स नि: बरस बा 3 


विशिष्ट ये ज्ञायेते आहचनीयाप्रि- | नीयाग्नि, समिष्‌, धूम, अह्वार, 
समिद्धूमाज्ारविस्फुलिड्ाह॒तिद्र विस्फुलिक़्. और आहुतिद्वव्यरूप 


जौस्ते व लक सती साधनोंसे युक्त जानी जाती हैं, उसी 
व्येस्ते. तथवोत्कामतो5सा- अगर मे इसे ज कर उसे लोकल 
छोकादरं लोकम। तत्राभिरतभित्वेन | प्रति उत्क्रमण करती हैं | वहों सर्गके 
समित समिच्वेन धूमो धूमत्वेना-  आरम्भमें अव्यक्तावस्थामें भी अपने 
ड्रारा अड्भारत्वेन विस्फुलिड्ा १रम सूकमरूपसे, अग्नि अग्निभावसे, 
दिस्फुलिज्त्वेनाहतिद्रव्यमपि पय- समिध्‌ समिद्धाबसे, धूम धूमभावसे, 
मल कक हा अज्वार अद्वारमावसे, विस्फुलिद्ग 
हुतिद्रव्यत्वेनेन. सर्गोदा- विस्फुलिद्रभावसे और आहुतिव्रव्य भी 
वव्याकृतावखायामसपि परेण दुग्घादि आहतिश्व्यमावसे ही रहते 
सक्ष्मेणात्मना व्यवतिष्ठते । हैं |+ 
तदू विद्यमानमेव ससाधनमग्नि-.._ह साधनसहित अस्निहोत्ररूप 
, कम अधपूर्वखूपसे व्यवस्थित होकर 
विद्यमान रहता हुआ ही जगतके 
व्यवसितं सत्‌ तत्‌ पुनव्योकरण- | अमिन्यक्त होनेके समय पुनः उसी 
काछे तथैवान्तरिक्षादीनामाहव- , कं अन्तरिक्षादिका आहवनीयादि- 
है अग्निमाव करता हुआ विपरिणामकों 
नीयादर्न्यादिभाव॑ कु्वेद्‌ विपरिण- , प्राप्त हो जाता है । इसी प्रकार इस 
समय भी अग्निहोश्नसंज्ञक कर्म 
० विपरि जगत॒का आरम्मक है । इस प्रकार 
फेम ।एचसप्निहोत्राहुत्यपूेविपरि- यह सारा जगत्‌ अग्निहोत्रसे उत्पन्न 
णामात्मक जगत्‌ सबमित्याहुत्यों- | हुए अपूर्वका विपरिणामरूप है, 


% अर्थात्‌ प्रत्यमे इनका स्थूलरूप न रहनेपर भी ये सब पदार्थ अपनी 
शक्तियोंके रूपमे रहते है | अतः ये सब सामान्यमावको प्रास नहीं होते | और 
जब अग्निहोत्रकी आहुतियोंसि उत्पन्न हुए, अपूर्वसे पुनः सृष्टि आरम्भ होती है तो 

पुनः व्यक्त जगत्‌के रूपमें परिणत हो जाते है । 


होत्र॒लक्षणं कर्मापूर्वेणात्मना | 


मते | तथैवेदानीमप्यमिहोत्रारूय॑ 








श्३ण्र 


बृहदारण्यकीपनिपद्‌ 


[ अध्याय ८ 


बट बस नई एस? व्यास ब्क>?फक-बयई नि कर नाई 2: "व जब “22% घर ८2:2७. व्य<<:2:७. व्या 22% 


रेब स्तुत्यर्थत्वेनोत्क्रान्त्याद्या लोक॑ 
प्रत्युत्थायितान्ताः पद पदाथों: 
कर्मश्रकरणेष्धस्तान्नि्णीताः । 


इह तु कतुं। क्मविपाकविवक्षायां 
झुलोकार्न्याद्यारम्य पश्चा ग्रिद्शन- 
मुत्तरमार्गग्रतिपत्तिसाधन विशिष्ट- 
कर्मफलोपभोगाय विधित्सितमिति 
चुलोकाग्न्यादिदशन प्रस्तूयते | 
तंत्र य आध्यात्मिकाः ग्राणा इहा- 
प्रिहोत्रस्य होतारस्त एवाधिदेवि- 
कत्वेन परिणताः सन्त इन्द्रादयों 
भवन्ति | त एव तत्र होतारो 
बुलोकाम्ों । ते चेहाग्रिहोत्रस्य 
फलभोगाया प्मिहोत्रं हुतवन्तः । 
त एवं फलपरिणामकालेडपि 


तत्फलमोक्तत्वात्‌ तत्र तत्र होतत्व॑ ' 


प्रतिपच्चन्ते तथा तथा विपरिणम- 
माना देवशब्दवाच्याः सन्‍्तः | 
अन्न च यत्‌ पयोद्रव्यमशिहोत्र- 


कर्माश्रयभूतमिहाहवनीये प्रक्षिप्त- 


| अत आगे कर्मप्रकरणमें आइतियों- 
, की हढ्वी स्तुतिके लिये उत्क्रान्तिसे 
| लेकर यजमानके पुन. परलोकगमनके 
लिये उत्थान करनेतक छ पदार्थोका 

। निर्णय किया गया है। 
यहाँ ( इस ब्राह्मणमें ) तो कतके 
कर्मफलके निरूपणकी इच्छा होनेपर 
युलोकाप्नि इत्यादिसे आरम्भ करके, 
विशिष्टफल्के उपभोगके लिये उत्तर- 
मार्गकी प्राप्तिकी साघनभूता पज्चाग्नि- 
विद्याका विधान करना अभीष्ट है, 
इसलिये युलोकाग्नि आदि दृष्टि प्रस्तुत 
की जाती है। भत यहाँ न्यवहारमें 
जो आध्यात्मिक प्राण अम्निहोत्रके होता 
हैं, वे ही आधिदेविकरूपमें परिणत 
होनेपर इन्द्रादि हो जाते हैं। वे ही 
वहाँ युलोकाम्मिमें हवन करनेवाले हैं | 
उन्हींने यहाँ (इस छोकमें ) अग्निहोत्र- 
का फल भोगनेके छिये अग्निहोत्र 


, किया था । फलके परिणामकाहमें 


भीचे ही उस फलके भोक्ता होनेके 
कारण उस-उस स्थानमें वेसे-बेसे ही 
रूपसे परिणत होकर देवशब्दवाच्य 


। हुए होतृत्वको ग्राप्त होते हैं । 
। इस लोकमें जो अम्निहोत्रकमका 


आश्रयमूत दुग्बरूप दृव्य आहयनी- 
याप्मिमें डाला गया था, वह अग्निद्वारा 


ब्राह्मण २ ] 


शाउरस्भाष्याथ 


१३०३ 


रटप3 ०ह५ 2. बरस न्यास 0७- बआरटि0 2 नाक ०४र्स्टपिन बस नरक. बट बर<ट 2 बॉय 


ममिना मक्षितमच्ऐेन सक्ष्मेण रूपेण 
विपरिणत सह कत्रों यजमानेनामुं 
लोक धूमादिक्रमेणान्तरिक्षमन्तरि- 
क्षाद्‌ चुलोकमाविशति। ताः सक्ष्मा 
आप आहुतिकारयभूता अग्निहोत्र- 
समवायिन्यः कवेसहिताः श्रद्धा- 
सोमलोफे श 
शब्दवाच्याः सोमलोके कतु। 
शरीरान्तरास्म्भाय चुलोक॑ प्रवि- 
शन्त्पयों हयन्त इत्युच्यन्ते । 
तास्त्र चुलोक॑ग्रविश्य सोम- 
मण्डले कतु। शरीरमारभन्ते । 
तदेतदुच्यते देवाः श्रद्धां जुछृति 
तस्या आहुत्ये सोमो राजा 
संभवतीति । “श्रद्धा वा आप; 
इति श्रतेः । 
वेत्य यतिथ्यामाहुत्यां हुताया- 
मापः पुरुषवाचों भ्ृत्वा समुत्याय 
वदन्तीति प्रश्न:, तस्य च निर्णय- 
विपये 'असो वे लोको5ग्निः! इति 
प्रस्तुतम्‌ । तस्सादापः कर्मसम- 
वायिन्यः कतुः शरीरारम्भिकाः 
श्रद्धाशब्द्वाच्या इति निश्वीयते । 


3... 
0... +++++++_+++++......न..ननबन 


भक्षित होकर अद्ृष्ट सूक्ष्मरूपमें 
परिणत हो कर्ता यजमानके सहित 
धूमादि क्रमसे उस अन्तरिक्षलोक्मे 
और फिर अन्‍्तरिक्षसे द्ुलोकरमें प्रवेश 
करता है | वह आहतिका कार्यभूत, 
श्रद्धाशब्दवाच्य,  अग्निहोत्रसम्बन्धी 
सूक्ष्म आप सोमलोकमें कर्ताके शरीरा- 
न्तरका आरम्म करनेके लिये कर्ताके 
सहित घुलोकमें प्रवेश करते हुए 
“हवन किया जाता है? ऐसा कहा 
जाता है। बह वहाँ घुलोकमें प्रवेश कर 
सोममण्डलमें कर्ताका शरीर आरम्म 
करता है | इसीसे यह कहा जाता है 
कि “देवगण श्रद्धाको होमते हैं, उस 
आहइतिसे सोम राजा उत्पन्न होता 
हैं ।? “श्रद्धा ही आप है”? इस श्रुति- 
से भी यही सिद्ध होता है | 


'क्या तू जानता है कि कितनी 
संख्यावली आहतिके हवन किये 
जानेपर आप पुरुषशब्दवाच्य होकर 
उठकर बोलने लगता है ” यह प्रश्न 
है | उसीका निर्णय करनेके प्रसगमें 
यह बुलोक ही अग्नि है? इस प्रकार 
आरम्म किया गया है। अत: यह 
निश्चय होता है कि कर्ताके शरीरका 
आरम्भ करनेवालढा कमसम्बन्धी आप 
श्रद्धाशब्दवाच्य है | अन्य भूत्तोंकी 


श्३०७ 


वृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ५ि 


बॉ: न": न नं: नए बट: बट न्याई*22%, नई ३2: नए: नए 2 बक िए2७ ब्या गे, फेक 


भूयस्त्वादाप: पुरुषवाच इति 
व्यपदेशो न॒त्वितराणि भूतानि 
न सन्तीति | 

कर्मप्रयुक्तश्न शरीरारम्भ, कम 
चाप्समवायि | ततश्रापां प्राधान्य॑ 
शरीरकतेत्वे । तेन चाप: पुरुष- 
वाच इति व्यपदेशः | कमेकृतो 
हि जन्मारम्भः सर्वत्र | तत्र यथ्य- 
प्यग्रिहोत्राहुतिस्तुतिद्वारेणोत्क्रा- 


न्त्यादयः प्रस्तुताः पटपदार्था अग्नि- 


८ वैदिकानि [०] 


द्वोत्रे तथापि वैदिकानि सर्वाण्येव 
कमोप्पप्रिहोत्रप्रभ्नतीनि लक्ष्यन्ते 
दाराभिसंबद्ध हि पाहझू कर्म 
प्रस्तुत्योक्तमु--करमंणा पिव॒- 
लोक: (१।५।१६) इति। वक्ष्यति 
च-“अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा 


अपेक्षा जल्की अधिकता होनेके 
कारण “आप: पुरुषबाच.? ऐसा 
व्यपदेश किया जाता है, ऐसी बात 
नहीं है कि अन्य भूत हैं ही नहीं | 


शरीरका आरम्म कर्मप्रयुक्त ही 

है और कर्म आपसे सम्बन्ध रखता 

है । अत, शरीररचनामें 'आपः की 

प्रधानता है | इससे भी “आपः 

पुरुषबाच ? ऐसा उल्लेख किया गया 

है| सभी जगह जन्मका आरम्भ 

। कर्मके कारण द्वी है। वहाँ अग्नि- 
| होत्रके प्रकरणमें यद्यपि अग्निहोत्रकी 
। आहुतियोंकी स्तुतिके द्वारा उत्क्रान्ति 
| आदि छ पदार्थ प्रस्तुत किये गये 
हैं, तो भी उससे अग्निह्ोत्रादि सारे 

ही वैदिक कर्म लक्षित होते हैं | ख्नी 

और अग्निसे सम्बन्ध रखनेवाले पाडु- 

कर्मका आरम्म करके “कम्मसे पितृ- 

लोक प्राप्त होता है” ऐसा कहा: 

गया है तथा आगे भी “जो यज्ञ, दान 


लोका झ्यन्ति!! (६॥२। १६ ) | और तपसे छोकोंको जय करते हैं? 


हति ॥ ९॥ 


रिसा;श्रुत कहेगी || ९ ॥ 


-++ऑक काठ ++-- 


२-पर्जन्यामि 
पजेन्यो वा अभ्नि्गौतम तस्य संवत्सर एवं समिद- 
भ्राणि घूमो विद्युदर्चिरशनिरड्भारा हादुनयो विस्फुलिड्रस्त- 


ब्राह्मण २ ] 


शाडूरमभाष्याथ 


श्३े०ण५ 


र्टि ऑर्सिएट न्याय: वर्ड. बाप 4७ २ कि: 28. २८722, व: ब्डॉप 3 नए": ७ व्कर्पिय 


स्मन्‍नेतस्मिन्नमों देवाः 


सोम* राजानं जुह्ृति तस्‍्या' 


आहत्ये वृष्टिः संभवति ॥ १० ॥ 

हे गौतम ! मेघ ही अग्नि है। उसका सबत्सर ही समिघ्‌ है, अश्न 
धूम हैं, विद्युत्‌ ज्वाला है, अशनि ( इन्द्रका वत्र ) अन्लार है, मेघग्जन 
विस्फुलिल्न है । उस इस अग्निमें देवगण सोम राजाकों हवन करते है । 


उस आहतिसे वृष्टि होती है || १० ॥ 

प्ेन्यों वा अग्निगोतम द्वितीय 
आहुत्याधार आहुत्योराइत्तिक्रमे- 
ण। पजेन्यों नाम दृष्ट्युप- 
करणाभिमानी देवतात्मा, तस्य 
संबत्सर एवं समित्‌--संवत्सरेण 


हि शरदादिभिग्रीष्मान्तेः खाब- | 


यवेविंपरिवततेमानेन पजेन्यो5प्रि- 
दीप्यते | 

अश्राणि धूमः, धूमप्रभवत्वाद्‌ 
धूमवदुपलक्ष्यत्याह्दा । विद्यु- 
दर्चिः, प्रकाशसामान्यात्‌ । अश- 
निरज्जारा,, उपशान्तत्वकाठिन्य- 
सामान्याभ्याम्‌। हादुनयो हादुन- 
थ; स्तनयित्नुशब्दा विस्फुलिज्गाई, 
विक्षेपानेकत्वसामान्यात्‌ | 

तसिन्नेतसिल्नित्याहुत्यधि- 


करणनिर्देशः | देवा इति त एव 


है गौतम ) मेघ ही अग्नि है 
अर्थात्‌ आहुतियोंकी आवृत्तिके ऋ्रमसे 
द्वितीय आहुतिका आधार है। वृष्टि- 
की सामग्रीके अभिमानी देवताको 
पर्जन्य ( मेघ) कहा गया है। उसका 
सबत्सर समिध्‌ है। शरदूसे लेकर 
ग्रीष्मपर्यन्त अपने अंशोद्वारा विभिन्न- 
रूपसे पस्वितित होते हुए सबत्सरके 
द्वारा ही मेघरूप अग्नि दीप्त होता है। 


अश्र ( बादल ) धूम हैं, क्योंकि 
वे धूमसे उत्पन्न होते हैं अथवा 
धूमके समान दिखायी देते है। 
विद्युत्‌ ज्वाला है, क्योंकि प्रकाशमें 
उनकी समानता है| उपशान्तत्व और 
कठिनतामें समानता होनेके कारण 
अशनि अज्ञारे है। 'हादुनयः? अर्थात्‌ 
मेघकी गजनाएँ विक्षेप और अनेकल्वमें 
समानता होनेके कारण विस्फुलिड्व हैं| 

उस इस ( अग्नि ) में” ऐसा 
कहकर आहतिके अधिकरणका निर्देश 
किया गया है---देवगण अर्थात्‌ वे 


१३०६ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय 
सकी ब्यसट कक व नि? ना 2०. टेट 2७ ब्य220७ "ये: «कई: नई: ०६८५-७० "कई: नस 
होतारः सोम राजानं जुह्ृति | | ही होत॒गण सोम राजाको होमते हैं। 
५ ५ जो यह घुलोकाम्निमें श्रद्धाका हवन 
योज्सो चुलोकाग्रो श्रद्धायां हुता- करनेपर निष्पन्न हुआ सोम था, 


यामभिनि्त्तः सोम) स द्वितीये | उसीको इस द्वितीय पर्जन्य ( मेघ ) 
हम कब .. रूप अग्निमें होमा जाता है । 
पजन्याग्रों हयते; तस्याश्व सोमा- अस शामदी अहिगिस बंडि होती 


हतेबृष्टिः संभगति ॥| १०॥ . है॥ १०॥ 
न न++++पतननच्च्आ टू एिीशिककम०औीतऔ६ 
२-हहलोकापि 
अयं वे लोको5पिर्गोतम तस्य प्रथिव्येव समिद्म्ि- 

धूंमो रात्रिरचिश्रन्द्रमा अड्भारा नक्षत्राणि विस्फुलिड्रास्त- 
स्मिन्‍नेतस्मिन्नमो देवा दृष्टि जुद्दति तस्या आहुत्या 
अन्न संभवति ॥ ११॥ 

हे गौतम | यह छोक द्वी अग्नि है। इसकी प्रृथिवी ही समिध्‌ है, 
अम्नि धूम है, रात्रि ज्वाला है, चन्द्रमा अद्भार है और नक्षत्र विस्फुलिज्न 
हैं। उस इस अम्निमें देवता बृष्टिको होमते हैं, उस आहुतिसे अन्न 
होता है ॥ ११ ॥ 


अय॑ वे लोको5प्निगोतम; अय॑ | हे गौतम ! यह छोक ही अग्नि 
रा अर कि है। यह लोक अर्थात्‌ प्राणियोंके 

लोक इति अय; | जन्म और उपभोगका आश्रयभूत तथा 
“पड _ | क्रिया, कारक और फल्से युक्त ऐसा जो 
क्रियाकारकफलविशिष्ट: स हृती- | ,६ डक हे वही हवन जिन है. 
यो5प्निः; तस्ाम्रेः प्थिव्येव समित्‌;। उस अग्निका प्रथिवी ही समिघ है । 
जिले प्राणियोंके अनेकों उपभोगोंसे सम्पन्न 
एथिव्या ह्यय॑ लोकोडनेकप्राण्युप- | है कण आज कट आह 


भोगसंपत्रया समिध्यते । होता है । 


जाह्मण २ ] 


शाउहरभाष्याथ 


१३०७ 


>> ब्लर्पि: ० बट 2० नई 2७ २22७० पिन ट2०- न 2:2७. ब्यडॉ:  ब्कई कीटिक ब्याए 722७ व्यॉ्े:3७- 


अम्ि्धृमः, एथिव्याश्रयोत्यान- 
सामान्यात्‌; पाथिवं हीन्धनद्रव्य- 
मश्रित्याम्रिरुत्तिहति, यथा समि- 
दाश्नयेण धूमः । 

रात्रिरचि), समित्संवन्धप्रभव- 
सामान्यात्‌, अग्नेः समित्संचन्धेन 
हाथि। संभवति | तथा प्रथिवी- 
समिस्संवन्धेन शर्वरी, प्रथिवी- 
छायां हि शाबरं तम आचक्षते | 

चन्द्रमा अड्भारा;, तत्मभवत्व- 
सामान्यात्‌ । अचिपो छज्ढाराः 
प्रभवन्ति तथा रात्रो चन्द्रमा 
उपशान्तत्वसामान्याद्‌ु वा ै। 
नक्षत्राणि विस्फुलिज्ञाः, विस्फु- 
लिझ्जबद्‌ विक्षेपसामान्यात्‌ । 

तसिन्नेतसिनित्यादि पूर्ववत्‌। 


अग्नि धूम है, क्योंकि पथिवीरूप 
आश्रयसे उठनेमें इनकी समानता है, 
कारण कि पार्थिव इंघनद्वन्यको आश्रय 
करके ही अग्नि उठती है, जिस 
प्रकार कि समिधके आश्रयसे धूम 
उठता है । 


रात्रि ज्वाला है, समिध्के 
सम्बन्धसे उत्पन्न होनेमें इनकी 
समानता है, क्योंकि अग्निसे समिधर- 
का सम्बन्ध होनेसे ही ज्वाला उत्पन्न 
होती है और इसी प्रकार प्रथिवीरूप 
समिवके सम्बन्धसे रात्रि होती है; 
पृथिबीकी छायाको ही रात्रिका 
अन्धकार कहते हैं । 


चन्द्रमा अड्वार हैं, क्योंकि ज्यालासे 
उत्पन्न होनेमें इनकी समानता है | 
ज्वालासे ही भद्भारे होते हैं, इसी 
प्रकार रात्रिमें चन्द्रमा होता है। 
अथवा उपशान्तत्वमें समानता होनेके 
कारण चन्द्रमा अद्भार है। नक्षत्र 
विस्फुलिद्न है, क्‍योंकि विस्फुलिद्नोंके 
समान इधर-उधर बिखरे रहनेमें 
इनकी भी समानता है। 


'तस्मिन्ेतस्मिन! इत्यादि वाक्यका 
अर्थ पूर्ववत्‌ है । इसमें वृष्टिको होमते 


वृष्टि जुह्दति ता आहतेरन्नं | है, उस आहतिसे अन्न होता है, 


१३०८ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


बक्सर, व्यएय2क्‍0, पट, ब्यॉ्प्टट कर नई मिट नई मिट पक वेट), नहर किए: न्यई<22% नई 2 याई 522७, चई :मक. 


संभवति; वृष्टिप्रमवत्वस्य प्रसिद्ध- | क्योंकि व्रीढि-यवादि अन्नका इश्टिसे 


त्वाद्‌ ब्रीदियवादेरन्नय ॥११॥ 


उत्पन्न होना प्रसिद्ध ही है ॥११॥ 


“+-++४ह्हिशीक लकी कफ एए 
2४-पुरुषामि 


पुरुषों वा अप्निगौतम तस्य व्यात्तमेव समित्‌ 
प्राणो घूमो वागर्चिश्रक्लुस्ड्जाराः श्रोत्र॑ विस्फुलिड्ञास्तस्मि- 
न्नेतस्मिन्नम्ौ देवा अन्नं जुहति तस्या आहुत्ये रेतः 


संभवति ॥ १२ ॥ 
हे गौतम ! पुरुष ही अप्नि है। 


उसका खुला हुआ मुख ही समिध्‌ 


है, प्राण धूम है, वाक्‌ ज्वाला है, नेत्र अज्नार हैं, श्रोत्र विस्फुलिन्न हैं । 
उस इस अग्निमें देवगण अन्नको होमते हैं | उस आहतिसे वीर्य होता है ॥१२॥ 


पुरुषो वा अग्निगोंतम ग्रसिद्ध- | 
शिरःपाण्यादिमान्‌ पुरुषश्रतुर्थो- | 
उग्निस्तस व्यात्तं विवृतं झुखं समित्‌; 
विवृतेन हि मुखेन दीप्यते पुरुषों 
वचनखाध्यायादो; यथा समिधा- 
श्रि।। प्राणो धूमस्तदुत्थानसामा- 
न्यात्‌; मुखाद्धि प्राण उत्तिष्ठति | 

वाक्‌--शब्दो5चिव्यज्कत्व- 
सामान्यात्‌; अचिश्व व्यज्ञकम्‌, 


तथा वाक्शब्दो5मिघेयव्यज्ञकः | 


हे गौतम | पुरुष ही अग्नि है। 


हाथ-पाँव आदि अवयवोंवाल प्रसिद्ध 


पुरुष ही चतुर्थ भप्नि है । उसका 
व्यात्त---खुला हुआ मुख ही समिघू है, 
क्योंकि खुले हुए मुखसे ही बोलने 
और स्वाध्यायादिमें पुरुष दीप्त होता 
( शोमा पाता ) है, जिस प्रकार 
कि समिघूसे अप्नि | ईघनसे उठनेमे 
समानता होनेके कारण प्राण धूम है, 
क्योंकि मुखसे ही ग्राण उठता है । 


व्यक्नकत्वमें समानता होनेके कारण 
वाक्‌ यानी शब्द ज्वाला है | ज्वाला 
वस्तुको प्रकाशित करनेवाली होती है, 
इसी प्रकार वाक्‌ अर्थात्‌ शब्द भी वाच्य- 
को अभिव्यक्त करनेवाल्य होता है । 


ब्राह्मण २ ] शादस्भाष्याथ श््र०९, 
573५. न 2५ बापम 2... ०८-१५ “८६७०. बाग न्वयप्रेल ७४३2० २८९६२०- बस बीत ब्वर्सिट न 
चध्षुरद्धारा।, उपशमसामान्यात्‌ | उपशममें समानता छोनेके कारण 

परत | अबया प्रकाशके आश्रय होनेके 
प्रकाशाश्रयत्वाद्‌ वा । श्रोत्रें , (रण नेत्र अद्गार हैं। विक्षेपरें 
' समानता ऐोनेके कारण शरोत्र बिस्फु- 
| लिए हैं। इस पुरुषर्ूष अग्निर्मे 
तसिन्नत्न॑ जुहति | | अन्न होम करते हैं | 


विस्फुलिड्गाः, विधेपसामान्यात्‌ | 


ननु नेव देवा अन्नमिह जुहतो.. शरह्ठा-किन्तु देवगण इसमें अन्न 
ह्य्यन्ते ९ । होम करते देखे तो नहीं जाते ? 
नेप दोप), प्राणानां देवत्योप- समाधान-यद दोष नहीं है, 
जा क्योंकि प्राणोफो देव माना जा 
पत्ते: । अधिदेवमिन्द्रादयो देवास्त हे हे 
ह ! सकता ऐ | जो अधिदेव इन्द्रादि देव 
'एवाष्यात्म प्राणास्त चानस ; हें, ते ही अध्यात्म प्राण हूँ, घे ष्ठी 
'पुरुपे प्रश्षेप्तार: । पुरुषमें अल डालनेबाले हैं | 


तस्था आहुते रेत: संभवतति;। उस आहतिसे वीर्य होता है, 
क्योंकि बीय॑ अनका ही परिणाम 

अन्नपरिणामो हि रेतः ॥ १९॥ है ॥ १२॥ 

"++2न्ड 4९५९. 

५-योपामि 

योषा वा अभप्निर्गोतम तस्या उपस्थ एवं समिह्लों- 
भानि घूमो योनिरचियदन्तः करोति तेएड्ञारा अभिनन्दा 
विस्फुलिड्ास्तस्मिन्नेतस्मिन्नभी देवा रेतो जुह्ृति तस्या 


कप संसवति 
आहत उरुंष: संभवति स जीवति यावज्जीवत्यथ यदा 
म्रियते ॥ १३॥ 


१३१० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्व2ऋ% नहर किक नाई लटक न यई ०-७० गई, प्यॉ्टजे:क पयट २, आई 22232 न्यॉ>:, न्याई 2०220: व्याई कप 
हे गौतम | स्री ही अग्नि है। उपस्थ ही उसकी समिध्‌ है, छोम 

धूम हैं, योनि ज्वाछा है, जो भीतरको [ मेथुनव्यापार ] करता है वह 
अद्वार है, आनन्दलेश विस्फुलिद्ठ हैं | उस इस अम्निमें देवगण वीर्य 
होमते हैं | उस आहुतिंसे पुरुष उत्पन्न होता है । वह जीवित रहता है | 
जबतक कमशेष रहते हैं, वह जीवित रहता है, और जब्र मरता है ॥११॥ 


योषा वा अग्निगोौतम | योपेति । हे गौतम ! योषा ही भग्नि है । 


सी पश्ममो होमाधिकरणो5मि- योषा अर्थात्‌ स्री यह पाँचवों होमावि- 

करणरूप अग्नि है | उसका उपस्थ 
स्तस्या उपस्थ एवं समित्‌; तेन हि | ६ समिध्‌ है। उसीसे वह दीपत 
सा समिध्यते | लोमानि धूमस्तदु- | होती है | समिव्से उठनेमें समानता 
होनेके कारण छोम ही धूम हैं। वर्णमें 
समानता होनेके कारण योनि ज्वाछा 
सामान्यात्‌ | यदन्तः करोति ते- | है। जो अन्त (भीतर ) करता 
लत , | है वह अज्ञार हैं। भीतर करना 
अज्ञारा अन्त;।करण मंथुनव्यापार; । मैथुनव्यापार है, वह अज्ञार हैं, क्योंकि 
तेषड्जारा वीर्योपशमहेतुत्वसामा- | वीर्यके उपशमके हेतु होनेमें उनकी 


न्‍्यात्‌--वीयांद्ुपशमकारणं मैथुन है । मैथुन वीर्यादिके उप- 


8 शमका कारण है, इसी प्रकार अन्नार- 
नस, तथाज्ञारमावा5प्ररुपशम- | भ्ञाव अग्निके उपशमका कारण है । 


कारणम्‌ | अमिनन्दाः सुखलवाः, / क्षुक्र्व्में समानता होनेके कारण 


क्षुद्रत्वसामान्याद्‌ विस्फुलिज्ला। । अभिनन्द--लेशमात्र सुख विस्फु- 
है हक शिपीक लिद्न हैं | उस ( योषाग्नि ) में देव- 


तसिन्‌ रेतो जुहृति, तस्या आहुतेः | आण बीर्य होमते हैं । उस आहतिसे 
पुरुषः संभवति | पुरुष उत्पन्न होता है । 


एवं चुपजेन्यायंलोकपुरुषयोषा- | इस प्रकार घुलोक, मेष, इह- 
लोक, पुरुष और ब्लीरूप अग्नियो्मे 
प्रिषु क्रमेण हयमानाः श्रद्धासोम- | क्रमसे हवन किये गये श्रद्धा, सोम, 


त्थानसामान्यात्‌ । योनिरचिवर्ण- 








प्राह्मण २ ] 


शाडूरसाष्याथे 


१३११ 


बफ बर्सि व ब्अ्फिट ० कार्य कार ५िय चाप नव: ब्यॉ32 ७ नि बवसिटपिक बााए 23७, नि 


वृष्टथन्नरेतोभावेन स्थृूलतारतस्य- 
क्रममापद्यमानाः. भ्रद्धाशब्द- 
वाच्या आपः पुरुषशरीरमार- 
भन्‍्ते | य+ प्रश्नश्नतुर्थों वेत्थ यति- 
ध्यामाहुत्यां हुतायामाप) पुरुप- 
वाचो भूत्वा समुत्याय वदन्ती ३ 
इतिस एप निर्णीत;; पश्चम्यामा- 
हुतो योषागौ हुतायां रेतोभूता 


वृष्ट, अन्न और वीय्यरूपसे स्थूछ 
तारतम्य क्रमको प्राप्त हुआ श्रद्धा 
शब्दवाच्य आप पुरुषशरीरको आरम्भ 
करता है | 'क्या त्‌ जानता है कि 
कितनी संख्यावाठी आहुतिके हवन 
किये जानेपर आप पुरुषशब्दवाच्य 
होकर उठकर बोलने लगता है ” 
ऐसा जो चतुर्थ प्रश्न था, उसका यह 
निर्णय हो गया कि योपाग्निमें पॉचवीं 
आहुतिके हवन किये जानेपर वीर्य- 


आपः पुरुषवाचों भवन्तीति | भूत आप पुरुषशब्दवाच्य होता है | 


स्‌ पुरुष एवं क्रमेण जातो | 


जीवति । कियन्त॑ कालस्‌ इस्यु- 
च्यते--यावज्ञीवति यावदसि- 
ज्छरीरे खितिनिमित्त कर्म विदयते 


तावदित्यथेः, अथ तत्श्षये यदा 


यसिन्‌ काले प्रियते ॥१३॥ । 


इस क्रमसे उत्पन हुआ बह 
पुरुष जीवित रहता है। कितने 
काल जीवित रहता है ? सो बतलाया 
जाता हैं-.-.'्यावजीवति!---जबतक 
इस शरीरमें इसकी स्थितिके निमित्त- 
भूत कर्म रहते है, तत्रतक जीवित 
रहता है---ऐसा इसका तात्पय है । 
फिर उनका क्षय होनेपर जब वह 
मरता है ॥ १३ ॥ 


“““अवडेट2:+ऋ--- 
मयम अन्नका उत्तर--अन्त्येष्टि संस्काररूप आन्तिम आह्ुति 
अथैनमप्नये हरन्ति तस्वाशिरेबाधिभवरतति समित्‌ 
समिद्‌ धूमो घूमो:चिरचिंरज्ञारा अड्ारा विस्फुलिड़ विस्फु- 


१३१२ चृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय < 
>सट७. बसे कक, नई पक, न्कॉ सटे व्या् कट ७, ८:22. नई जि स्‍७- वन :७० नया 22% व्याई>220७ नया >2स्‍0७ नहई 02 
लिड्ञस्तस्मिन्नेतस्मिन्नगौ देवाः पुरुष जुह्दति तस्या आहत्ये 

पुरुषो भाखरवर्णः संभवति ॥ १४ ॥ 

तब इसे अग्निके पास ले जाते हैं। उस ( आइतिमूत पुरुष ) का 
अग्नि ही अग्नि होता है, समिध्‌ समिध्‌ होती है, धूम घूम होता है, ज्वाला 
ज्वाला होती है, अज्जारे अच्चारे होते हैं और विस्फुलिन्न विस्फुलिन्न होते हैं । 
उस इस अग्नि्में देवगण पुरुषको होमते हैं| उस आहतिसे पुरुष अत्यन्त 


दीप्तिमान्‌ हो जाता है ॥१४॥ 

अथ तदेन॑ मृतमम्ये5ग्न्यथ मेवा - 
न्प्पाहुत्ये हरन्ति ऋत्विजस्तस्थाहु- 
तिभूतस्थ प्रसिद्रोडमिरेव होमाधि- 
करणं न परिकरप्यो5पिः । प्रसिद्धेव 
समित्‌ समिद्‌ धूमो धूमो5चिरचि- 
रज्जारा अद्भारा विस्फुलिड्ा विस्फु- 
लिड्ञाः--यथाप्रसिद्धमेव. सबे- 
मित्यथः । 

तसिनू पुरुषमन्त्याहुतिं 

जुह्ृति | तस्या आहुत्या आहुते; 
पुरुषों भाखरवर्णो5तिशयदीप्ि- 
मान्‌ ; निषेकादिभिरन्त्याहुत्यन्तेः 
कर्ममिः संस्कृतत्वात्‌ संभवति 
निष्पचते ॥ १४॥ 





तब इस मृत पुरुषको “अग्नयेः- 
अग्निके ही लिये अन्तिम भआहुतिके 
प्रयोजनसे ऋत्विग्गण ले जाते हैं । 
उस आहतिभूत पुरुषका प्रसिद्ध 
अग्नि ही होमाधिकरण होता है, 
कोई कल्पित अग्नि नहीं | प्रसिद्ध 
समिध्‌ ही समिघ्‌ होती है, घूम घूम 
होता है, ज्वाला ज्वाला होती है, 
अज्ञारे भज्ञारे होते हैं और विस्फुलिन्न 
विस्फुलिल्न होते हैं । तात्पय॑ यह है 
कि ये सब जेसे » प्रसिद्ध हैं वे ही 
होते हैं । 

उसमें पुरुषरूप अन्तिम आहुति- 
को होम करते हैं| उस आहुतिसे 


पुरुष भाखखर्ण---अत्यन्त दीप्तिमान्‌ 


हो जाता है, गर्भाधानसे लेकर 
अन्तयेश्तिकके सम्पूर्ण कर्मोंसे 
संस्कारयुक्त होनेके कारण वह , 
अतिशय दीपतिमान्‌ हो जाता है ॥१४॥ 


जायाअ्धयॉडा2205कुसूततणं---- 


ब्राह्मण २ ] शाउरभाष्या्थ १३१३ 
320५ बिपिन बलि न्वॉपि 3७ ००८५२००६५.. कई एप जि? ब्यर्टिटी 2०० र्रिय-3०- १0० *रीय०- 


पञ्मम प्रश्षका उत्त---देवयानमार्यका वर्णन 


इदानीं प्रथमप्रश्ननिराकरणार्थ- । अब प्रथम प्रइनका निराकरण 
माह-- | करनेके लिये राजा काता ऐ-.- 


ते य एवमेतद्‌ विदुर्य चामी अरण्ये श्रद्धार सत्य- 
मुपासते क्तेचिरमिसंभवन्त्यचिपोफहरह्व आपूर्यमाणपक्ष- 
सापूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ पण्मासानुदडग्डगदित्य एति मासेभ्यो 
देवछोक॑देवलोकादादित्यमादित्याद्‌ वेद्युतं तान्‌ वेद्युतान्‌ 
पुरुषी सानस एत्य ब्रह्मलोकान्‌ गमयति ते तेपु व्ह्म- 
लोकेपु पराः परावतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः ॥१ ५॥ 


वे जो [ गृहस्थ ] इस प्रकार इस [ पज्चाम्नित्रिया ] को जानते हैं 
तथा जो [ संन्यासी या वानप्रस्थ ] वनमें श्रद्धायुक्त होकर सत्य ( ब्क्ष अर्थात्‌ 
हिरण्यगर्भ ) की उपासना करते हैं, वे ज्योतिके अभिमानी देवताओंको प्रात 
होते हैं, ज्योतिके अभिमानी देवताओंसे दिनके अभिमानी देवताको, दिनके 
अभिमानी देवतासे शुकृपक्षामिमानी देवताको और शुऊपक्षामिमानी देवतासे 
जिन छ महीनोमें सूर्य उत्तरकी ओर रहकर चलता है उन उत्तरायणके छ; 
भहीनेकि अभिमानी देवतारओंको [ ग्राप्त होते हैं ), पण्मासामिमानी देवताओंसे 
देवलेकको, देवलोकसे आदित्यको और आदित्यसे विधुत्सम्बन्धी देवताओंको 
प्राप्त होते हैं | उन वैद्युत देवोंके पास एक मानस पुरुष आकर इन्हें 
चह्नलोकॉमें ले जाता है | वे उन ब्रह्मछेकोर्मे अनन्त संवत्सरपर्यन्त रहते 
हैं | उनकी पुनरादृत्ति नहीं होती ॥१५॥ 


ते, के) य एवं यथोक्त पश्चा-। वे, कौन * जो इस प्रकार 


भिद्शैनमेतदू बिदुः । एवंशरुदा- इस पश्चाम्नित्रियाकों जानते हैं | 
'एबगम! शब्दों आग, समिध्‌, 
दश्निसमिद्पूमाचिरज्ारविस्फुलिज्ञ- धूग, व्याछा, जक्षाग, गिशालिए और 


बृ० उ० १६५--१६६ 


१११७४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 5 


परे र्पे22०, आए 23- बॉ क23७, ०८५२... करी ६९2: “आर्ट, कर टिट2 आई बाप नई 2० 


श्रद्धादिविशिश!. पश्चाम्नयो 
निर्दिष्टाः, तानेवमेतान्‌ पश्चात्नीन्‌ 
विदरित्यथः । 
नन्‍्वशिहोत्राहुतिदशनविषय- 
भेवेतद्‌ द्शनम्‌ । तत्र द्युक्तम॒त्का- 
न्त्यादिपदार्थपटकनिर्णये दिव- 


मेवाहवनीय॑ कुवाते इत्यादि । 
हहाप्यमुष्य लोकस्याग्रित्वमादि- 
त्यय्य॒च समिचमित्यादि बहु 
साम्यम्‌ | तसात्तच्छेषमेवेतदशेन- 
मिति । 

न, यतिथ्यामिति प्रश्नप्नति- 


वचनपरिग्रहात्‌। यतिथ्यामित्यस्य 

प्रश्नसस॒ प्रतिवचनस्थ॒यावदेव 

परिग्रहस्तावदेवेवंशन्देन पराम्रष् 
युक्तम 6 

$ अन्यथा ग्रश्नानथक्यान्नि- 

ज्ञतित्वान्य संख्याया अग्नय एवं 


वक्तव्याः | 





श्रद्धादिविशिष्ट पॉचों अग्नियोंका निर्देश 
किया गया है | उन इन पाँच 
अग्नियोंको जो इस प्रकार जानते 
हैं---ऐसा इसका तात्पर्य है। 
श़ह्आा-किन्तु यह दर्शन तो 
अग्निहोत्रकी आहुतियोंके दशैनके 
विषयमें ही है। वहीं उत्क्रान्ति 
आदि छः पदार्थोका निर्णय करते 
हुए 'बुलोकको दी आहवनीय करते 
हैं? इत्यादि कहा गया है। यहाँ भी उस 
घुलोकका अम्नित्त और आदित्यका 
समित्त्व इत्यादि उससे बहुत कुछ 
साम्य है, अत: यह विद्या उस 
अग्निहोत्राहुतिदर्शनका ही शेष है । 
समाधान-नहीं, क्‍योंकि इस 
( 'एवं शब्द ) से प्यतिथ्याम!? इत्यादि 
प्रश्षु ओर उसका उत्तर ग्रहण किये 
गये हैं | “यतिध्याम? इत्यादि प्रश्न 
और उत्तरका जितना भी परिग्रह है, 
उतना ही “एवम? शब्दसे परामर्श 
करना उचित है, नहीं तो यह प्रश्न 
व्यय हो जायगा, तथा अग्निहोत्र- 


सम्बन्धी पदार्थोकी संख्या तो अच्छी 


इसलिये 
ही निर्देश करना 


तरहसे ज्ञात द्वी है, 
अग्नियोंका 
उचित है। 


१. एव? शब्द प्रकृत पश्चाप्मियोंका ही परामर्श करता है--श्स बातको, 
स्पष्ट करनेके लिये यह शड्भा उठायी जाती है | 


। 


ब्राह्मण २ | 


शः 
शाहरभाष्याथ 


१३२१५ 


बिक कि: बरस कि ० ब्क.2०- ना: 2० नई बनकर: नई: बाप बर्थ 


अथ नि्नतिमप्यनूद्यते । 


यथाग्रापरस्पेवानुवदन॑ युक्त॑ न 
लगी लोको5ग्रिरिति । 


अथोपलक्षुणाथेः । 


तथाप्याद्रेनान्त्येन चोपलक्षणं 
युक्तम्‌ । 

श्रुत्यन्तराच-समाने हि प्रकरणे 
छान्दोग्यभ्रुतो 'पश्चाम्रीन्‌ वेद'इति 
पश्नसंख्याया एवोपादानादनश्रि- 
होत्रशेपमेतत्‌ पश्चाप्रिदशनम्‌ । 
यचप्रिसमिदादिसामान्य तदस्नि- 
होत्रस्तुत्यथमित्यवोचास । तसता- 
चोस्क्रान्त्यादिपदार्थषट्कपरिज्ञा- 


नादचिरादिग्रतिपत्ति | एवम्रिति 
# क्योंकि वास्तवर्मे तो चुल्लेक अम्मि है नहीं 


शद्भा-अच्छी तरहसे ज्ञात विपय-, 
का भी तो अनुवाद किया जाता है। 


समाधान-अनुवाद तो जो पदार्थ 
जेसा प्राप्त है, उसका उसी प्रकार 
करना उचित होता है, ऐसा नहीं कि 
वह घुलोक अग्नि है |% 


शट्ठा-यह घुलोकादिवाद अन्तरि- 
क्षादिके उपलक्षणके लिये हो सकता है। 

समाधान-तब भी या तो 
आरम्मके अथवा अन्तके पर्यायसे 
उपलक्षण होना उचित है | 


श्रुत्यन्तरसे भी यही बात सिद्ध 
होती है । इसीके समान प्रकरणमें 
छान्‍्दोग्य-श्रुतिमें 'पन्चाम्नीन्‌ वेद” इस 
प्रकार 'पॉँच”ः संख्याका ही ग्रहण 
करनेके कारण यह पश्चाप्निदर्शन 
अग्निहोत्रका जेष नहीं हो सकता | 
तथा इसका जो अग्नि और समिधादि- 
रूप साम्य है, वह तो अमिहयोत्रकी 
स्तुतिके लिये है---ऐसा हम कह 
चुके हैं| अत: उत्क्रान्ति भ्रादि छ; 
पदार्थोंके ज्ञानसे ही अचिरादि मार्स- 
की ग्राप्ति नहीं हो गण मत की आतति नहीं हो सकती, क्योंकि 


शा 
है नहीं; इचलिये यह अम्निके खरूप- 


7 अल॒वाद नहीं हो सकता । वहाँ तो चुलेकमें अमिदृषि 


क्में आभद्यष्टि दी विवश्चित है | 


ए पॉच पर्वावों (पद्चाप्नियों ) का वणन ऋरनेझी के 


ऋर्नका कोइ जावच्यकता नहीं थी | 


श्दर्श्द 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


बनियान क्‍७ नई मिट पक व्यास? "कई के: नई "किट नव डिट कल नई 22७७. कई 220 +कर 22.0, «कई: 


ग्रकृतोपादानेनार्थिरादिग्रतिपत्ति- 
विधानाद | 

के पुनस्ते य एवं विदुगृहस्था 
एव । ननु तेषां यज्ञादिसाधनेन 
धुमादिप्रतिपत्तिविंधित्सिता । न, 
अनेवंबिदामपि गृहस्थानां यज्ञादि- 
साधनोपपत्तेःः  मिक्षुवानप्रख- 
योश्रारण्यसंवन्धेन. ग्रहणात्‌, 
गृहस्थकर्मसंबद्धत्वाच्च॒ पश्चाप्नि- 
दुर्शनस्य । अतो नापि त्रह्मचारिण 
एवं विदुरिति गृह्मन्ते, तेषां तृत्तरे 


पथि प्रवेश: स्म्वतिग्रामाण्यात्‌-- 

“अष्टाशीतिसहस्राणासृषी णा- 
मूध्वरेतसाम्‌ । उत्तरेणायंम्णः 
पन्थास्तेउमृतत्व॑ हि. भेजिरे” 
हति | 


तसाद्‌ ये ग्ृहस्था एबमप्नि- 
जो5हमग्न्यपत्यमित्येव॑ क्रमेणा- 
प्रिभ्यो जातोउग्निरूप इत्येवं ये 
दिदुस्ते व ये चामी अरण्ये वान- 


यहाँ "एवम? इस दशब्दसे पग्रकृतके 
ग्रहणद्वारा अर्निरादि मार्गकी प्राप्तिका 
विधान किया गया है । 


किन्तु जो इस प्रकार जानते हैं, 
वे कौन हैं ? केवछ गृहस्थ । 
[ शट्ढा-] किन्तु उनके लिये तो 
यज्ञादि साधनके द्वारा धूमादिमार्गकी 
प्राप्तिका विधान करना है | [उत्तर--] 
नहीं, क्‍योंकि जो गृहस्थ इस प्रकार 
जाननेवाले नहीं हैं, उनके छिये भी 
यज्ञादि साधन हो सकते हैं, तथा 
सनन्‍्यासी और वानप्रस्थका अरण्यके 
सम्बन्धसे ग्रहण किया गया है, 
इसके सिवा पश्चाग्निद्शनका सम्बन्ध 
भी गृहस्थके ही कर्मसे है | अत* 
'एवं विदु ? इस वाक्यसे ब्रह्मचारी 
भी ग्रहण नहीं किये जा सकते। 
उनका तो इस स्मृतिके प्रमाणसे 
उत्तरमार्गमे प्रवेश होता है- 

“अद्ासी सह्ृत्न ऊर््वरेता (नेष्ठिक 
ब्रह्मचारी ) ऋषियोंका मार्ग सूर्यके 
उत्तकी ओर है, वे आपेक्षिक 
अमृतत्वको ही प्राप्त करते हैं |? 


इसलिये जो गृहस्थ इस प्रकार 
कैं अग्निन---अग्निका पुत्र हूँ, इस 
तरह क्रमश, अग्नियोंसे उत्पन्न हुआ 
अग्निरूप ही हूँ--ऐसा जानते हैं, 
वे और जो ये वनमें--निरन्तर 
वँनमें रहनेवाले वानग्रस्थ और 





ब्राह्मण २ ] 


शाइरभाष्याथ 


१३१७ 


बि4० आर: नि: कॉिट ० बरस: *ईर<ए: 2 ब्लॉक बा बाप आप: आर्ट यर५2० 


प्रथाः परखाजकाशारण्पनित्या; | संन्‍्यासी 'रद्धाम!--श्रद्धायुक्त होकर 


श्रद्धां भ्रद्यायुक्ता। सन्त: सत्त्यं 
ब्रह्म हिसयग्ोत्मानमुपासते न 
पुनः श्रद्धां चोपासते ते सर्वे- 
चिरिमिसंभवन्ति । 

यावद्‌ गृहस्थाः पश्चाग्रिविद्यां । 
सत्य॑ वा ब्रह्म न विदुस्तावच्छृद्धाया- । 
हुतिक्रमेण पश्चम्यामाहुतों हुता- | 
यां ततो योषाप्रेजाताः पुनलेंकि 
प्रत्युत्थायिनो5ग्रिहोत्रादिक्मीनु - 
छातारो भ्वन्ति। तेन कर्मणा 
धृमादिक्रमेण पुनः पितृलोक॑ पुनः 
प्जन्यादिक्रमेणेममावत॒न्ते | ततः 
पुनर्योषाग्रेजीताः पुनः करे कृत्वे- 
त्पेषमेष घटीयन्त्रवदू गत्यागति- 
भ्यां पुनः पुनरावतेन्ते । 

यदा त्वेव॑ विदुस्ततो घटीयन्त्र- 
अ्रमणाद्‌ विनिमेक्ताः सन्‍्तो5चिर- 
भिसंभवन्ति | अचिरिति नाप्ि- 
ज्यालाम्ज्म्‌, कि तहिं ९ अर्चि- 
रमिमानिन्यतिःशब्दवाच्या देव- 
तोत्तरमार्गछक्षणा. व्यवस्थित 


सत्य--अह्म अर्थात्‌ हिरण्यगर्भकी 
उपासना करते हैं, “श्रद्धाम? शब्दसे 
श्रद्धाकी उपासना करते हैं--ऐसा 
नहीं समझना चाहिये, वे सत्र 
अर्चिरादिमागंको प्राप्त होते हैं | 


जबतक गृहस्थलोग पश्चाग्निविधा 
अथवा सत्य ब्रह्मको नहीं जानते, 
तबतक वे श्रद्धादि आहतियोंके ऋमसे 
पाँचत्रीं आहुतिके हवन किये जानेपर 
उससे ख्रीरूप अग्निमें उत्पन्न होकर 
फिर छोकमें उत्थान करनेवाले होकर 
अग्निद्ोत्रादि कमंका अनुष्ठान करने- 
वाले होते हैं | उस कमके द्वारा वे 
धूमादि ऋरमसे पुनः पितृलोकर्में जाते 
हैं. ओर प्न्यादि क्रमसे पुनः इस 
लोकमे छौठ आते हैं | उससे पुनः 
स्रीरूप अम्निमें उत्पन्न होकर फिर 
कमे करके [ पितृलोकर्मे जाते हैं ] | 
इस प्रकार घटीयन्त्र (रह2) के सद्दश 
गमनागमनद्वारा बारम्बार जाते-आते 
रखते हैं । 


किन्तु जब वे ऐसा जानते हैं, 
तो इस घटीयन्त्रकें समान चक्कर 
काटनेसे छूटकर भर्चिको प्राप्त 
होते हैं | यह अर्चि भी अग्निकी 
ज्वाल्यमात्र नहीं है; तो क्या है : 
अर्चिके अभिमानी आर्चिशब्दवान्य 
देवता हैं, जो उत्तरमारगरूप और 


१३१८ 


बृहदारण्यकोपनिपद्‌ 


[ अध्याय ६ 


ब्याईग2:७ बॉ नई व्यईएव22७, ०2:2७ व्याईप 2७, न्याई ८220 बयई८2:७- ब्याए ७. नई 220 कई: 20 न्य4: 


तामभिसंभवन्ति । न हि परित्रा- 
जकानामग्न्यचिषेव॒साक्षात्संब- 
न्धो5स्ति | तेन देवतेच परिणृद्य- 
तेडचिःशब्दवाच्या । 
अतोष्हर्देवताम्‌; मरणकाल- 
नियमानुपपत्तेरहःशब्दो5पि देव- 
तेव | आयुष: क्षये हि मरणम्‌, 
न होव॑विदाहन्येव मतेव्यमित्य- 
हमेरणकालो नियन्तुं शक्यते। न 
च रात्रौ प्रेताः सन्‍्तो5हः प्रती- 
ध्न्ते; “स यघत्‌ शक्षिप्येन्सनस्ता- 
वदादित्य॑ गच्छति/ ( छा० उ० 


< | ६।५ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 


अह आपूर्यमाणपक्षमहर्देवत- 
यातिवाहिता आपूर्यमाणपश्षदेवतां 
प्रतिपचन्ते शुकृपक्षदेवतामित्ये- 
तत्‌ । आपूर्यमाणपक्षाद्‌ यान्‌ पण्सा- 
सानुदरू डत्तरां 


स्थिर ही हैं, उन्हें ये प्राप्त होते 
हैं | परित्राजकोंका तो अग्निकी अचि 
( ज्वाढा ) से साक्षात्‌ सम्बन्ध भी 
नहीं है, इसलिये यहाँ अचिशब्दवाच्य 
देवता ही ग्रहण किये जाते हैं । 


यहोंसे वे अहर्देवता ( दिवसा- 
भिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं । 
मरणकालका कोई नियम नहीं हो 
सकता, इसलिये भह शब्दसे भी 
देवता ही अभिप्रेत हैं [ साक्षात्‌ 
दिन नहीं ]। आयुक्रे क्षीण होनेपर 
ही मरण होता है, इस पश्चाग्नि- 
उपासकको दिनमें ही मरना चाहिये-- 
इस प्रकार उसके लिये दिनरूप 
मरणकालका नियम नहीं किया जा 
सकता । रात्रिमं मरे हुए उपासक 
[ आगे जानेके छिये ] दिनकी 
प्रतीक्षा करते हों--ऐसी बात भी 
नहीं है। “जितनी देरमें मन आदित्य- 
के पास जाता है, उतनी ही देरमें यह 
आदित्यछोकरमे पहुँच जाता है?” इस 
अन्य श्रुतिसे यही सिद्ध होता है । 


*अह्द आपूर्यमाणपक्षम--अह्र्देवता- 
से ऊपर ले जाये जानेपर वे आपूर्य- 
माणपक्षदेवताको अर्थात्‌ शुह्नपक्ष- 
देवताको प्राप्त होते हैं | आपूर्यमाण- 
पक्षदेवतासे जिन छ महीनोंमें सूर्य 


दिशमादित्य; | उत्तर दिशाकी ओर चढ्ता है, उन 





ब्राह्मण २ ] शाइरमाष्याथ्थ १३१० 
ऑफ बॉर्डर, बिक बॉ: नह 2. नई 22७ बह )20. बह 2:2७- नाई २८2 नई: १4 नई व, चल डक, 
सबवितिति तान्‌ मासान्‌ प्रतिपथन्ते | मासोंकोी, शुक्ृपक्षदेवताद्ारा अपने 
अधिकारसे बाहर ऊपर पहुँचाये 
जानेपर, ग्राप्त होते हैं। 'मात्तान! 

मासानिति बहुवचनात्‌ सद्धचा- | ऐसा बहुबचन होनेके कारण छः 
ह उत्तरायण-देवता संघचारी ( मिलकर 
रहनेवाले ) हैं । 


तेभ्यो मासेम्यः पण्मासदेवता- उन मार्सोसे अर्थात्‌ छः मास- 


मिरतिवाहिता देवलोकामिसा- | केताओंसे ऊपर ले जाये जानेपर 
निर्नी देवता कक | | देवठोकामिमानी देवताकों आ्रा्त 


शुक्ुपक्षदेवतयातिवाहिताः सन्‍्तः | 


एरण्यः पृहुत्तरायणदेवता; | 


अवतार और आदित्यसे वेययुत-विद्युदभिमानी 
वि्वदमिमानिनीं विश देवतां प्रति- देवताको प्रप्त होते हैं। विद्युद्देवता- 
पचचन्ते। विद्युददेवतां प्राप्तान अक्म- 


को ग्राप्त हुए इन उपासकोको 
लोकबासी पुरुषो त्रह्मणा मनसा प्ह्मके द्वारा मनसे रचा हुआ कोई 


सृशे मानसः कश्निदेत्याग॒त्य ब्रह्मलेकबासी 


सी मानस पुरुष आकर 
अह्लोकान्‌ गमयति । 


त्रह्मलेकोंको ले जाता है | 


भ्रक्मलोकानित्यधरोत्तरसूमि- 'जह्लेकान! ऐसा बहुवचन 
प्रयोग होनेसे ज्ञात होता है कि 


मेंदेन से इति गम्बस्ते, बहु- नीचे-ऊपरकी भूमिके भेदसे ज्रह्म- 
उपनप्रयोगात्‌; उपासनतारतम्यो- | लेकोमें भेद हे | उपासनाके तार- 
तम्यसे भी ऐसा भेद होना सम्भव 


! उस पुरुषके द्वारा पहुँचाये हुए 
उन लोकोंमें वे स्वयं प्परा: 


पपत्तेश; ते तेन पुरुषेण गमिताः 
सन्तस्तेषु ऋरह्मलोकेषु पराः प्रक्न- 
४8 सन्तः खर्य॑ परावतः ग्रकृष्ट; होकर 'पराचत:? प्रकृष्ट संवत्सर 


समा: संबत्सराननेकान्‌ वसन्ति | अर्थात्‌ अनेक वर्षतक रहते हैं ।_ 


तात्पर्य यह है कि बद्याके अनेकों 
अह्णोष्नेकान्‌ उस्पान्‌ वसन्‍्ती- | कल्पर्पन्त रहते हैं | उन बह्मलेक- 


-भक्नेष्ट 


१३२० बृहदारण्यकीपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बट व्याए २2 "कई(5220७ न्या 20७ नईएन: 2७ व्याएक2:४७, ब्यद:०:2: व्य४:23७, नई पे: न्या:०2:% न्य:: प्रिंट 
त्यथ; । तेषां ऋह्मलोक॑ गतानां | को गये हुए पुरुषोंकी पुनरावृत्ति 
नहीं द्वोती अर्थात्‌ इस संसारमें 


नास्ति पुनरावृत्तिरसखिन्‌ संसारे न 

न्‍ कस गे पुनरागमन नहीं ह्वोता, क्योंकि (इद्द 
पुनराग शाखान्तर- | + पुनरावृत्ति:ः ऐसा दूसरी शाखा- 
पाठाव्‌ । का पाठ है। 


इहेत्याकृतिमात्रग्रहणमिति चे- ! पूर्व०-किन्तु 'इढ?ः पदसे तो 
आक्तिमात्रका ग्रहण होता है अर्थात्‌ 

केवल इसी ससारका नहीं, सामान्यत: 

या कल्पके संसारका दर 

ता है ! जैसे 'प्रात:काल होनेपर 

च्छोभ्ते पोर्णमासीमिति यह त्‌ । | दै्मभास याग करे! इस वाक्यमें 
सामान्यतः समी प्रात काछका ग्रहण 


होता है ! 


न, इहेतिविशेषणानर्थक्यात्‌ । |. पिड्ान्ती-नहीं, ऐसा माननेसे 
“इह? यह विशेषण व्यर्थ हो जायगा | 

यदि हि नावर्तन्त एवेहग्रहणमन- | यदि उनकी कभी पुनरावृत्ति होती 
| [ही नहीं, तो 'ृह?ः ( इस कल्पके 
थकमेव स्थात्‌। श्रोभृत्ते पौणे- | संसारमें ) यह विशेषण निरर्थक दी 
होगा |# 'प्रातःकाल होनेपर पौर्णमास 

सासीमित्यत्र पौणेमास्या; श्रोभूत- | याग करे! इस वाक्‍्यमें तो 'भ्रात.- 
काल? यह विशेषण यदि शाब्दतः 

त्वमनुक्त न ज्ञायत इति युक्त॑ | कहा न जाय तो अपने-आप उसका 
ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिये वहाँ 

विशेषयितुम्‌ | न हि तत्र श्वआ- | विशेषण रूगाना उचित ही है | यदि 
वहाँ भी स्व: ( प्रभात ) का राब्दार्थ 

कृति) शब्दार्थों विद्यत इति श्वः- | सामान्यतः प्रमातकाल मात्र न हो 





# क्योंकि पुनराद्वत्ति ससारमें ही होती है, अतः “इह? पदका प्रयोग किये 
बिना भी उसका बोध हो जाता । 





प्राह्मण २ ] शाउरभाष्पाथे १५३२१ 
ब29.«०९००- ४९२७०. -ज९२७.- «६ ७.. ८०0००- ७६४० «६२ - न्कर्ट सं: ७. ब्र्ट मेप ब्कट५ 2०. व्क +०2० 
शब्दों निरर्थक एवं प्रयुज्यतेः तो 'पवः" गब्दका प्रयोग भी निर्येक 
ही समझा जायगा। जहाँ विशेषण 
यत्र तु पिशेषणशद्दे प्रयुक्तेषन्चि- जब्दका प्रयोग तो हो, पर स्वोजने- 
से उसका कोई फल न प्रतीत हो, 
वहाँ ब्यभ ऐनेके कारण उस 
्‌ ते विशेषणका परित्याग कर देना छी 
तत्र युक्तो निरथेकत्वेनोत्सप्टं उचित है. विभेषणके फलका बोध 
विशेषणशब्दों न तु सत्यां विशे- ऐोनेपर उसको त्यागना उचित नहीं 
है। इसलिये [ इस संसारमं-ऐसा 
पणफ्राबगती । तस्ादसात्‌ | हशण झागनेंके कारण] यह सू चेत 
| होता है कि इस कन्पके बाद उसकी 
कत्पादृध्वेमावृत्तिगेम्यते ॥१५॥ : पुनराइत्ति हो सकती है ॥१०॥१ 


प्यप्माणे विशेषणफल चेन्न गम्यते ' 


ही +>ौ+...४+०+७-८-४८:>2'"++-. 


धूमयानमार्गका वर्णन तथा द्वितीय और तृतीय प्रश्नका उत्तर 

अथ ये यज्ञेन दानेन तपसा छोकाज्नयन्ति ते 
धूमममिसंभवन्ति धूमाद्वात्रि< रात्रेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीय- 
माणपक्षाद्‌ यान्‌ पण्मासान्‌ दक्षिणादित्य एति मासेम्यः 
पितृलोक॑पितृलोकाचन्द्रं ते चन्द्र प्राप्यान्न॑ भवन्ति 
ताश्स्तनत्र देवा यथा सोम< राजानमाप्यायस्वापक्षीयस्वे- 
त्येवमेनाश्स्तत्र सक्षयन्ति तेषां यदा तत्‌ पर्यवेत्यथेममेवा- 
काशमभिनिष्पद्चन्त आकाशाद्‌ वायुं वायोबृष्टि वृष्टे 


# यहाँ जो ब्रह्मलेकसे पुनरागमनकी बात कही है; उससे यह नहीं समझना 
चाहिये कि वे फिर ससास्बन्धनर्मे पड़ जाते हैं । उनका पुनरागमन भगवत्पेरणासे 
विश्वकी प्रद्धत्तिका नियन्त्रण और सश्चालन करनेके लिये अथवा भगवानकी अवतार- 
लीलाओंके परिकररूपसे होता है | वे जन्म लेकर भी मुक्त ही रहते हैं। नारद) 
वसिष्ठ और अर्जुनादि महात्मा एवं भगवत्यारषद इसी कोटिमें कहे जा सकते हैँ । 
इनका जन्म कर्मबन्धनसे नहीं होता, बल्कि भगवत्ाार्यके सश्चालनके लिये होता है। 


*. +- 


२ 





१३२५२ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
अप बॉय: न्याए 22७ नये 22 बाई (२:22: ब्याई (२८:2७ “या *:०2#- नया <> 2 न्याई 2 :23%, नर्स २:24 ईयर 


पृथिवीं ते प्रथिवीं प्राप्यान्नं मबन्ति ते पुनः पुरुषामों 
हयन्ते ततो योषाम्नी जायन्ते ल्लोकान्‌ प्रत्युत्थायिनस्त 
एवमेवानुपरिवर्तन्ते अथ य एतौ पन्‍्थानो न बिदुस्ते 
कीटाः पतड़ा यदिदं दन्दशूकम्‌ ॥ १६ ॥ 


और जो यज्ञ, दान, तपके द्वारा छोकोंको जीतते हैं, वे धूम (धूमा- 
मिमानी देवता ) को प्राप्त होते हैं | धूमसे रात्रिदेवताको, रात्रिसे अपक्षीय- 
माणपक्ष (#ष्णपक्षाभिमानी देवता ) को, अपक्षीयमाणपक्षसे जिन छ. महीनोंमें 
सूर्य दक्षिणकी ओर होकर जाता है, उन छ मासके देवताओंको, छ. मासके 
देवताओंसे पितृलोकको और पितृछोकसे चन्द्रमाको प्राप्त होते हैं | चन्द्रमार्मे 
पहुँचकर वे अन्न हो जाते हैं | वहाँ जैसे ऋत्विग्गण सोम राजाको “आप्यायख 
अपक्षीयख” ऐसा कहकर चमसमें भरकर पी जाते हैं, उसी प्रकार इन्हें 
देवगण भक्षण कर जाते हैं | जब उनके कर्म क्षीण हो जाते हैं तो वे 
इस आकाशको ही प्राप्त होते हैं| आकाशसे वायुको, वायुसे वृष्टिको 
और बवृष्टिसे प्रथिबीको प्राप्त होते हैं | पृथिवीको प्राप्त होकर वे अन्न हो 
जाते हैं | फिर वे पुरुषरूप अग्निमें हवन किये जाते हैं | उससे वे छोकके 
प्रति उत्थान करनेवाले होकर ख्लीरूप अम्निमें उत्पन्न होते हैं। वे इसी 
प्रकार पुन:-पुन. परिवर्तित होते रहते हैं । और जो इन दोनों मार्गोंको 
नहीं जानते, वे कीट, पतन और डॉँस-मच्छर आदि होते हैं ॥१६॥ 
अथ पुनर्य नेव॑ विदुरुत्क्रान्त्या- |. और जो इस प्रकार नहीं जानते, 
धम्रिहोत्रसंबन्धपदार्थषटकस्यैब हद आदि अग्निहोत्रसम्बन्धी 
बेदिता केबल कमिण गाय: छ* पदा्थोंको ही जाननेवाले केत्रक 
सेत्रादिना कर्मा हैं, तथा अग्निद्योत्रादि यज्ञ, 
होत्रादिना दानेन वहिर्वेदि | बलासे बाहर भिक्षा मॉगनेवार्लोको 
मिक्षमाणेषु द्रव्यसंविभागलश्षुणेन | द्ज्य बॉटनारूप दान एवं बेदीके 
न्तपसा बह्हिर्वेद्वेव दीक्षादिव्यतिरि- | बाहर ही दीक्षादिसे अतिरिक्त कच्छू- 


जाह्मण २ ] शादरसाप्याथे १३२३ 


«९9. ९२६.. न. बा. बाप - ८६8२७. ७८29. 9 ०मिप न बाएं. ०४२०० बस फ 


क्षेन कृच्छचान्द्रायणादिना लोका- | चान्ड्ायणादिरूप तपके द्वारा लोकोंको 


ज्जयन्ति, लोकानिति बहुबचना- 
त्त्रापि फलतारतम्यमभिप्रेतम्‌, 
ते धूममभिसंभवन्ति । उत्तरमार्ग , 
इवेहापि देवता एवं धृमादिशन्‍्द्‌- 
चाच्या:, धूमदेवतां प्रतिपद्यन्त 
इत्यथ: । आतिवाहिकत्व॑ च 
देवतानां तद्वदेव | 

धूमाद्‌ रात्रि रात्रिदेवतां ततो- 
5पक्षीयमाणपश्चमपक्षीयमाणपक्षदे-| 
चतां ततो यान्‌ पण्मासान्‌ दक्षिणां 
दिशमादित्य एति तानू मास- 
देवताबिशेषान्‌. प्रतिपचन्ते । 
मसासेभ्यः पितव॒लोक॑ पितृलोका- 
झुन्द्रमू । ते चन्द्र प्राप्यान्न मवन्ति 
तांस्तत्रान्नभूतानू यथा सोम॑ 
'राजानमिह यज्ञे ऋत्विज आप्या- 
यखापक्षीयस्वेति भशक्षयन्त्येवमेनां - 
अन्द्र प्राप्तानू कर्मिणो भृत्यानिव 
'खामिनो भश्षयन्त्युपभ्रुद्ञते देवा: । 


जीतते हैं, 'लोकान! ऐसा बहुबचन 
होनेके कारण त्रष्ठों भी फछका 
तारतम्य माना गया है, वे धूमको 
प्राप्त होते है । उत्तरमागके समान 
यहाँ भी देवता ही धूमादिशव्वाच्य 
हैं, तात्पर्य यह है. कि ने घूमदेवता- 
को प्राप्त होते है | इन देवताओंकी 
आतिवराहिकता भी उन्हीं ( उत्तर- 
मार्गोंय देवताओं ) के समान है | 


धूममे रात्रि अर्थात्‌ रात्रिदेवता- 
को, वहाँसे क्रृष्णपक्ष यानी कृष्ण- 
पक्षामिमानी देवताको और बहोसे 
जिन छ. महीनोंमें सूर्य दक्षिण- 
दिगामें होकर चलता है, उन मास- 
देवताविशेर्षोको प्राप्त होते हैं। मास- 
देवताओंसि पिठृलोककी और पितृ- 
छोकसे चन्द्रमाको जाते हैं। उस 
चन्द्रमा पहुँचकर वे अन्न हो जाते 
हैं. । भ्तास्तत्र अन्नभूतान!---जिस 
प्रकार यहाँ यज्ञ्में ऋत्विज्‌ लोग 
'आप्यायस्र अपक्षीयस्र! ऐसा कहकर 
सोम राजाको भक्षण करते हैं, इसी 
प्रकार चन्द्रमाको प्राप्त हुए इन 
अन्नभूत कर्मियोंकोी, खामी जिस 
प्रकार सेवर्कोसे सेवा कराते हैं, उसी 
प्रकार देवतालोग भक्षण करते अर्थात्‌ 
उनका उपमोग करते हैं । 





१३२४ 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय 


2७७, कर :22७, व्यई < २७. पट 3७ "कई. «कई े2:/७- व्याई 52:20. -०६५०८0७.. "्याई>:2:४७- ब्यई ४220 नई: न्यॉ्टििट 


आप्पायखापक्षीयखेति न 
मन्त्रः कि तहिं १ आप्यय्याप्याय्य 
चमसस्थ॑ भक्षणेनापक्षयं च कृत्वा 
पुनः पुनर्भक्षयन्तीत्यर्थ: । एवं 
देवा अपि सोमलोके लब्धशरीरान्‌ 
कमिण 
पुनर्विश्रामयन्तः कर्मानुरूप फर्लं 


उपकरणभूतान्‌ पुनः 


प्रयच्छन्तः, तद्डि तेषामाप्यायन | 
| प्यायनके समान यही उनका आप्या- 


“आप्यायस्र अपक्षीयस्व्र! यह कोई 
मन्त्र नहीं है, तो किर क्‍या है? 
तात्पय॑ यह है कि सोमको चमसमें 
शआप्याय्य आप्पाय्यः-भर-भरकर उस- 
का भक्षणके द्वारा अपक्षय करके 
पुन'-पुनः भक्षण करते हैं। इसी 
प्रकार जिन्हें चन्द्रलोकमें शरीर प्राप्त 
हुआ है, उन अपने उपकरणभूत 
कर्मियोंकी देवता भी पुन -पुन 
व्रिश्राम देते हुए-उन्हें कर्मानुरूपः 
फल देते हुए, क्योंकि सोमके आ-. 


सोमस्याप्यायनमिवोपश्ुज्ञत उप- ' यन है-इस प्रकार [आप्यायन करके ] 


करणभूतान्‌ देवाः । 


तेषां कर्मिणां यदा यसिन्‌ काले 
तद्‌ यज्ञदानादिलक्षणं सोमलोक- 
प्रापक कर्म पर्यवेतरि परिगच्छति 
परिक्षीयत इत्यथ;, अथ तदेममेव 
प्रतिद्माकाशमभिनिष्पच्चन्ते । 
यास्ताः श्रद्धाशब्दवाच्या झुलो- 
कामों हुता आपः सोमाकारपरि- 
णता यामिः सोमलोके कर्मिणामु- 
पोगाय शरीरमारब्धमम्मयं ताः 


की? ी-+त>तततततंतिनमाें *++तत-+-+___लनलह6हञकबब€न0ह8हतलतलतलल्‍ई३ई#॥त३लबवतहल्‍ु...न0हनलीलतहलनत०स०नतस॥तन_बन 


उन अपने उपकरणमूत कर्मठोंका 
देवगण उपभोग (उपयोग) करते हैं । 


जब अर्थात्‌ जिस समय उन 
कर्मियोंका उन्हें. सोमलोककी प्राप्ति 
करानेवाल्य यज्ञ-दानादिरूप कमे 
'पर्यवेति-सब ओरसे चला जाता 
अर्थात्‌ परिक्षीण हो जाता है तो फिर 
वे इस प्रसिद्ध आकाशको ही अमि- 
निष्पन्न हो जाते हैं | जो कि वह 
बुल्ोकाप्मिमें हवन किया हुआ श्रद्धा- 
शब्दवाच्य आप सोमके आकारमें 
परिणत हुआ रहता है, जिसके द्वारा 
सोमलोकमें कर्मियोंका जल्मय शरीरः 
आरम्भ किया जाता है, बह आफ 


४] 
ब्राह्मण २ ] शाइ रभाष्याथे १३१२० 


8. «82 २8२ नए जि, बाप अर्लि2 अर 2 ऋषि ८0०० “वर 20७- ब्वपि पे ब्र्सी पर 
करक्षयाद्विमपिण्ड इवातपसंपर्कात्‌ | कमेंका क्षय छोनेपर, घामके सम्पक- 
से बर्फके डलेके समान, पिघल जाता 
प्रविदवीयस्ते | प्रविदीनाः सह्ष्मा | है | बहू पिघकर सूक्ष्म अर्थात्‌ 
आकाशभूता इत भवन्ति | तदिद- | आकाशभूत-सा हो जाता है। इसी- 


गानिकोशमिनि से यह कहा जाता है कि वे इस 
मुच्यत ससवाकाशस च्च्त्‌ प्रसिद् आकाशको ही अभिनिषत्र 


शति | होते हैं । 


ते पुनरपि कमिणस्तच्छरीराः | वे आकाशशरीर हुए कर्मी फिर 
सन्‍्तः पुरोवातादिना इतश्राम्नु- | भी पूर्व वायु आदिसे अन्तरिक्षमे इधर- 
स्श्व नीयस्तेषन्तरिक्षगास्तदाह--- उघर ले जाये जाते हैं, इसीसे श्रुति 
आकाशाद वायुमिति । वायोब्टि | अत है---'आकाझसे वायुको प्राप्त 


तह होते हैं |! 'वायुसे बृष्टिको प्राप्त होते 
अदिषफान; दुक्तम्‌--पजन्याग् हैं), इसीसे ऊपर कहा है----'देवगण 
सोम राजानं जुहतीति । ततो | पर्जन्याम्रिमें सोम राजाकों हवन करते 


वृष्टिभूता इम्रां प्रथिवीं पतन्ति | | हैं. ।” वहोंसे वे वृष्टिरप होकर 
से पृथिवीं प्राप्य त्रीहियवादयन्न॑ | “थिवीपर गिरते हैं। पथिव्ीपर पहुँचकर 
अपन्ति, तदुक्तमस्मिल्रोकेज्यो |" "दि एवं यवादि अन हो जाते 
चृष्टि जुहति तस्या आहुत्या अन्न | 2 कहा है “दिवताडोग इस 


े लोकरूप अम्निमें बृश्टिको होमते हैं, 
'संभवतीति । । उस आहतिसे अन्न होता है? । 
तेपुनः पुरुषामी हयन्तेडन्नभूता | अन्न होनेपर वे वीर्याधान करने- 


वाले पुरुषरूप अम्निमं हवन किये 

रेतस्सिचि; ततो रेतोभूता योपामो जाते हैं; फिर वीर्यरूप हुए ख्रीरूप 
लोड अम्निमे होम किये जाते हैं; तदनन्तर 

इयन्ते; ततो जानते मी 
न्‍्ते लोक वे परछोकगमनके लिये उद्यत होकर 

अत्युत्यायिनस्ते लोफ॑ प्रत्युत्ति- | जन्म छेते हैं; वे परछोकके प्रति 


१३२६ 


बृहृदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


अर 2७- बरपि. बाईएजि: 2 नई व्यो८2:2७- यई. ४2७ "कई 2:29; बस्यि: 2७. वन्य ८2: व्याए 2:22, ब्यई 722७. "व: 


एन्तो5ग्रिहोत्रादिकमोनुतिष्ठन्ति । 
ततों धूमादिना पुनः पुनः सोम- 
लोक॑ पुनरिम छोकमिति | त एवं 
कर्मिणो5जुपखितेन्ते घटीयन्त्र- 
वच्चक्री भूता बंश्रमतीत्यर्थ+-उत्तर- 


मार्गाय सद्योमुक्तये वा यावद्‌ त्रह्म 


न विदुः | “इति नु कामयमानः 
संसरति” इत्युक्तम्‌ । 

अथ पुनर्य उत्तर दक्षिण 
चेतो पन्‍थानौ न विदुरुत्तरस्य 
दक्षिणस्थ वा पथः प्रतिपत्तये 
ज्ञानं कमें वा नानुतिष्ठन्तीत्यथ। । 
ते कि भवन्ति १ इत्युच्यते-ते 
कीटाः पतज्ञा यदिदं यच्चेदं दन्द्‌- 
शक दंशमशकमित्येतद्‌ भवन्ति | 
एवं हीय॑ संसारगतिः कश, 
अस्यां निमग्रस्य पुनरुद्धार एव 
दुलेम;; तथा च॒ श्रुत्यन्तरम-- 
“तानीमानि क्षुद्राण्पसकृदावर्तीनि 
भूतानि भवन्ति जायस्व प्रियस्व!” 
(छा०3०५ [| १०।८ ) इति। 


उद्यत होकर अभ्निहोत्रादि कमंका 
अनुष्ठान करते हैं। फिर धूमादिके क्रम- 
से पुन.-पुन: सोमलोकको और पुनः 
इस लोकको प्राप्त होते रहते हैं | वे 
कर्मीलोग इस प्रकार निरन्तर आते- 
जाते रहते हैं अर्थात्‌ धटीयन्त्रके 
समान चक्राकार होकर घूमते रहते, 
हैं, जबतक वे ब्रह्मको नहीं जानतें 
तबतक उत्तरमार्ग अथवा सयोमुक्तिके. 
लिये इसी प्रकार भ्रमते रहते हैं। 
| [ चतुर्थ अध्यायमें ] 'कामना करने- 
वाला इस प्रकार ससरित होता 
रहता है? ऐसा कहा भी है | 


और जो उत्तर या दक्षिण--इन 
दोनों ही मार्गोको नहीं जानते, 
अर्थात्‌ उत्तर या दक्षिण मार्गकी 
प्राप्तेकि लिये ज्ञान अथवा कर्मका 
अनुष्ठान नहीं करते, थे क्‍या होते 
हैं, सो कहा जाता है-वे कीट, पतग 
और जो ये दन्दशूक अर्थात्‌ डाँस 
और मच्छर आदि हैं, होते हैं। 
इस प्रकार यह ससारगति बच्ची कष्ट- 
मयी है | इसमें डूबे हुएका पुनः 
उद्धार होना ही दुलंभ है। ऐसी ही 
एक अन्य श्रुति भी है--“वे ये क्षुद्र 
ओऔर निरन्तर आने-जानेवाले जीव 
होते हैं, जन्म लो और मर जाओ 
[-+>ऐसा उनका तीसरा स्थान 


होता है ] ९ 


ब्् 


>> 


हि] 


नर 


के लि ठ के. 


ला 


नए 
ग्भ्सि 


_ 
) हे 





जति- | 
क् ( पहले उत्तर देगा १४ । 


संघव्ति! तिचतथे+ अश्वः 
हर के चतु्ष प्रननकः 
/2| एे | रन 
च्याण्ह्लल ध इत्पादि पद प्रष्थम्येन ॥ है प्वपान- प्रि१) री | 
तक (एन एन सै | 8॥ 


के पड ए७७४४४४ ४७४४ पे पुर 


प्श्वश्स्तु द्वितीप् 
च पथ प्रतिपर्द पित्यएणस्म ) गे) 'ए रे तैए 8 
तिप्ति- 8 दा लिप किए है 
कर 3 ॥ 


देति 


१३२८ 


बृहदारणण्यकोपनियषद्‌ 


[ अध्याय ५ 


कई 2220. «कर्क 22, पक आई या क2.७, व 2७, “2७. नर: नि: बर्पड22७ २८220. आर ४22७. 


साधनकथनेन । तेनेव च प्रथमो- 
5पि। अम्रेरारभ्य केचिद्चि: प्रति- 
पद्चन्ते केचिदू धूममिति विग्नति- 
पत्ति; । पुनरावृत्तिथ्र द्वितीय! 
अर्न आकाशादिक्रमेणेम॑ लोक- 
मागच्छस्तीति । तेनेवासौ छोको 
न॒संपूर्यते कीटपतड्भादिश्रति- 
पत्तेश केषांचिदिति तृतीयोडपि 
प्रइ्नो निर्णीतः ॥ १६ ॥ 


उसीसे प्रथम प्रइ्नंका भी उत्तर हो 
जाता है । [ अन्‍न्त्येष्टि-संस्कारके 
समय ] अम्निमें डाले जानेपर फिर 
वहाँसे कोई अर्चिरादि मार्गको भ्राप्त 
होते हैं और कोई धूमादिमार्गको- 
इस प्रकार उन्हें विभिन्न मार्गोकी 
प्राप्ति होती है। पुनराबृत्ति दूसरा 
प्रश्न है, उसका “आकाशादि क्रमसे 
इस लोकमें आते हैं?-इस प्रकार 
निर्णय किया गया है | इसीसे परलोक 
भरता नहीं है तथा कुछ कीट-पतगादि 
योनियोंको प्राप्त हो जाते हैं--इसलिये 
भी वह नहीं भरता---इस प्रकार तीसरे 
प्रश्नका भी निर्णय हो गया है ॥१६॥ 


झा ज्ऋश8&09 595६6 
इति बृह्ददारण्यकोपनिष्धाष्ये षष्ठाष्याये द्वितीय॑ 
कर्मविपाकत्राह्मणम्‌ || २ || 





१. पहला प्रश्न था "क्या तू जानता है कि यह प्रजा मरकर किस प्रकार 
विभिन्न मार्गोको प्राप्त छोती है !? उसका किस प्रकार निर्णय हुआ है---यह इस 


वाक्यसे वतलाया जाता है | 


तृतीय काह्मण 

--जनष्ट&0४०४६: 

श्रीमन्‍्थकय और उत्तकी विधि 
स य। कामयेत-ज्ञानकर्मणो- |. 'स यः कामयेतः-ज्ञान और कर्म- 
की गति बतला दी गयी । इनमें ज्ञान 
स्वतन्त्र है, किन्तु कम॑ देव और 
तु देवमानुषवित्तदयायत्त तेन | माठष--इन दो जित्तोंके अधीन है, 


अतः कर्मके लिये वित्त उपारजन 
कर्मारथ वित्तस॒पाज॑नीयम्‌ । तच्चा- | (ना चाहिये। वह भी, जो ग्रत्यवाय 


प्रत्यवायकारिणोपायेनेति तदर्थ | ने करनेवाछ हो, उस मार्गसे उपार्जन 
करना चाहिये | अतः उसके लिये 


मन्थाखूय॑ क्तोरभ्यते महत्तवप्राप्तये; महत्तप्राप्तिके लिये मन्यसंज्ञक कम 


गंतिरुक्ता। तन्र ज्ञान स्व॒तन्त्र कमे 


महस्वे च सत्यर्थसिद्ध हि वित्तमः आरम्भ क्या जाता है | महत्त्व 
32023 होनेपर तो वित्त स्वतः सिद्ध ही है । 

तदुच्यते-- इसीसे कहा जाता है--- 
मन्थकर्मकी सामग्री और हवनाविधि 


स॒ यः कामयेत महत्‌ प्राप्लुयामित्युदूगयन आपूर्य- 
साणपक्षस्य॒ पुण्याहे द्वादशाहमुपसदूबती भूत्वोदुस्बरे कश्से 
चमसे वा सर्वोषध॑ फलानीति संभ्ृत्य परिसमुह्य परिलि- 
प्याभिमुपसमाधाय परिस्तीयोव्ताज्य: सश्स्कृत्य पुथ्सा 
नक्षत्रेण मन्धश्संनीय जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि 
जातवेद्स्तियज्लो घन्ति पुरुषस्य कामान्‌। तेम्योफ भाग- 


घेयं जुहोमि ते मा तृप्ताः सर्वे: कामेस्तर्पयन्तु खाहा । 
वृ० उ० १६७--१६८ 


१३३० बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
बकईपि2 (मिट न्यईएम2: यरईएविटस्‍ "नई कट, नई स्‍ याई"५े:-2 2 “या >22 न्यरई 2222- नयाई २ स्‍# ५०:20. व्याट: - 


या तिरश्वी निपयतेहहं विधरणी इति तां त्वा घृतस्य 


धारया यजे सश्राधनीमहर स्वाहा ॥ १॥ 
जो ऐसा चाहता हो कि में महत्त्व ग्राप्त करूँ, वह उत्तरायणमे शुक्ल 
पक्षकी पुण्य तिथिपर बारह दिन उपसह्ती ( पयोत्रती ) होकर गूलरकी 
लकडीके कंस ( कटोरे ) या चमसमें सर्वोपध, फल तथा अन्य सामग्रियोंको 
एकत्रित कर, [ जहाँ हवन करना हो उस स्थानका ] प॑रिसमूहन एव 
पैरिलेपन कर अग्नि स्थापन करता है और फिर अभ्निके चारों ओर कुशा 
बिछाकर गृह्मोक्त विविसे घृतका संस्कार कर जिसका नाम पुँछिद्न हो उस 
[ हस्त आदि ] नक्षत्रमें मन्थको [अपने और अम्निके ] बीचमें रखकर हृवन 
करता है । [ 'यावन्तो? इत्यादि प्रथम मन्त्रका अथै--] हे जातवेद. ! तेरे 
बशवर्ता जितने देवता वक्रमति होकर पुरुषकी कामनाओंका प्रतिबन्ध करते 
हैं, उनके उद्देश्यसे यह आज्यभाग मैं तुझमें हवन करता हूँ । वे तृप्त होकर 
मुझे समस्त कामनाओंसे तृप्त करें--खोद्दा | [ पया तिरश्वीः इत्यादि 
द्वितीय मन्त्रका अर्थ---] “मैं सबकी झृत्युको धारण करनेवाला हूँ? ऐसा 
समझकर जो कुटिल्मति देवता तेरा आश्रय करके रहता है, सर्वसाधनों- 
की पूर्ति करनेवाले उस देवताके ढिये में घृतकी धारासे यजन करता 
हूँ--खाहा ॥ १॥ 
स यः कामयेत स यो| वह जो कामना करे अर्थात्‌ वह 
रे जो वित्त 
वित्तार्थी कर्मप्यधिक्ृतो यः काम- | ॥धकारी हर रे 
कामना करे ? महत्‌-महत्त्व प्राप्त 


येत; किम ! महन्महत्त्व॑ प्राप्लु- 
कल पे करूँ अर्थात्‌ महान्‌ हो जाऊँ-ऐसी 





यां महान्‌ स्यामितीत्यथ; । कामना करे | 
तत्र मन्थकर्मणो विधित्सि- अब जिसका विधान करना अभीष्ट है 
१. कुशोसे बुहारना । 


२. गोबर और जलसे वेदीकों लीपना । 
३. जहॉ-जहाँ स्वाह्ः आवे वहाँ आहुति देनी चाहिये । 


ब्राह्मण ३ ] 


शाडूरभाष्याथ्थ 


१३३१ 


२. (+2५७ आर्ट व५७० का ब्कपे:फ, नॉएि: पल बाप व्यापक, बपिक्‍0० ९2८0: बाई: बाई: 2 नि पलक 


तख कालो5भिधीयते--उदगयनम्‌| उस मन्यकर्मका काछ बतलाया जाता 


आदित्यस्थ, तत्र सर्वत्र प्राप्ता 
वापूयमाणपक्षस. झुक्ृपक्षस; 
तत्रापि सर्वत्र प्राप्ती पुण्याहेब्लुकूल 
आत्मनः कर्मसिद्धिकर इत्यथेः । 
द्वादशाह यसिन्‌ पुण्येडनुकूले कर्म 
चिकीषति ततः प्राक्‌ पुण्याहमेवा- 
रमभ्य द्ादशाहमुपसद्गती---उपस - 
त्सु ब्रतम्‌, उपसदः प्रसिद्धा ज्योति- 
शोमे । तत्र च स्तनोपचयापचय- 
द्वारेण पयोभक्षणं तद्भतम; अन्न 
च॒तत्कमौनुपसंहारात्‌ केवल- 
मितिकतेव्यताशून्यं परयोभक्षण- 


मात्रमुपादीयते । 
ननूपसदो व्रतमिति यदा 


है--आदित्यके उदगयन--उत्तरायणर्मे 
होनेपर, उस उत्तरायणमें सर्वत्र 
प्राप्ति होती है, इसल्यि कहते 
हैं 'आपूर्यमाणपक्षस्प'---शुक्लपक्षकी, 
उसमें भी सर्वत्र प्राप्ति होनेपर कहते 
है--'पुण्याहेः-शुभ॒ अर्थात्‌ अपने 
कर्मकी सिद्धि करनेवाले दिनपर। 
द्वादशाहमः-जिस पुण्य अर्थात्‌ 
अनुकूछ दिनपर कमे करना चाहे 
उससे पूर्व पुण्यदिवससे ही आरम्म 
करके बारह दिनतक उपसहती-जो 
व्रत उपसदोंगें किया जाता है, 
ज्योतिष्टोम यागमें 'उपसद्‌ः नामकी 
इष्टियाँ प्रसिद्ध हैं | उनमें स्तनोंके 
उपचय और अपचयके द्वारा दुग्घका 
आहार किया जाता है, वह उपसद्बत 
कहलाता है । किन्तु यहाँ उस 
कर्मका उपसंहार ( संग्रह ) नहीं 
क्या गया है, इसलिये केवल--इंति- 
कत्तंव्यतासे रहित पयोगमक्षणमात्र ही 
ग्रहण किया जाता है | 

शड्ढडा-किन्तु यदि “उपसह्तीः 
इस समस्त पदका “उपसद्‌ रूप ही- 


; ब्रतः ऐसा विग्नह किया जाय तब तो 


सवमितिकतत ४; इतिकर्त ए 
विग्रहस्तदा नव्यतारूप॑ | सारा ही इतिकर्तव्यतारूप कर्म ग्रहण 
नम जा मी 


१. अर्थात्‌ सतनोंके उपचय-अपचयसे रहित । 





१३३७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय < 
52४ बा 2: 2७. «८2: पे: 2: बर्पक:2७०. क८222.. «कई 20७- एप नई नाईट 


तयाज्य॑ संस्क्ृत्य, पुंसा नक्षत्रेण | उससे घीका ससस्‍्कार कर, 'एुंसा 
पुंनाम्ना नक्षत्रेण पुण्याहसंयुक्तेन नक्षत्रेण'---पुँछिन्न नामवाले नक्षत्रमें 


; सर्वोषधफलूपिएं जो पुण्यतिधिसे युक्त हो मन्थको-- 
सनन्‍्थं सर्वोपधफलपिए्ट तत्रोदुम्बरे मग्पई ओए बिके पिए किडेओों डे 


चमसे दधनि मधुनि घते चोपसि- | औदुम्बर चमसमें दही, मधु और घृतमें 
च्यैकयोपमन्थन्योपसंमथ्य स॑ंनीय | डालकर एक मथानीसे मथकर फिर 
मध्ये संस्थाप्यौदम्बरेण खवेणा अपने और अग्निके मध्यमें स्थापित 
करे । फिर गूलरके ख़वासे “्यावन्तो 
वापस्थान आज्यस्य जुहोत्वेतैमन्त | देवा ? इत्यादि मन्त्रोंसे आवापस्थानमें 
यावन्तों देवा इत्याये; ॥| १॥ | इतसे हवन करे ॥ १ ॥ 
नलब्चखिन्ड्ऑ्डड्डए 
हवनके सन्त्र 
ज्येष्ठाय स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्य्नो हुत्वा मन्धे 
शख्रवमवनयति प्राणाय खाहा वसिष्ठाये खाहेत्यम्नो हुत्वा 
सन्‍्थे सः*स्रवमवनयति वाचे खाहा प्रतिष्ठाये खाहेत्यप्ो 
हुत्वा मन्‍्थे सरुख्नवमवनयति चश्लुषे स्वाहा संपदे खाहे- 
त्यग्नी हुत्वा मन्‍्धे सश्ख्रवमवनयति श्रोत्राय खवाहायतनाय 
खहेत्यभ्ो हुत्वा मन्‍्थे सश्ख़वमवनयति मनसे खाहा 
प्रजात्ये खाहेत्यम्नों हुत्वा मन्‍थे सश्स्रवमवनयति रेतसे खाहे- 
त्यग्नी हुत्वा मन्‍्धे सरस्रवमवनयति ॥ २ ॥ 
ज्येष्ठाय खाह्य श्रेष्ठाय खाह्य” इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संख्तव- 
को (खुवामें बचे हुए घृतको ) मन्धमें डाल देता है | 'प्राणाय खाहा 


वसिष्ठायै खाह्यः इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सस्तवकों मन्थमें डाछ 
देता है। 'वाचे स्वाह्य ग्रतिष्ठायै स्वाह्! इस मन्त्रसे अम्निमें हवन करके: 


ब्राह्मण ३ ] शाइरस्भाष्या्थ १३१५ 
88. «९२५... «०८७. «9 5०2७ बापम५ 90 ५४90७- «६२०... ०४००० बऑॉ्ट लिये 
संत्वको मन्धर्मे डाल देता है । 'चक्षुपे स्वाह्ठ सम्पदे खाहा! इस मन्त्रसे 
अम्निमें हवन करके संख्रवकों मन्धर्मे डाल देता है | 'श्रोत्राय खाहा 
आयतनाय खाह्य! इस मन्त्रसे अग्निमं एवन करके सखवको मन्यमों डाल 
देता है। 'मनसे खाहा प्रजात्मे खाह्म! इस मन्त्रसे अग्निम छवन करके 
सम्रवको मन्धमें डाल देता है | 'रेतसे खाहा' इस मन्त्रसे अग्निमें हवन 
करके संस्वको मन्धर्मे डाल देता है ॥ २॥ 


अम्नये स्वाहेत्यग्ो हुत्वा मन्‍धे सश्स्रवमवनयति सोमाय 
खहेत्यम्ी हुत्वा मन्‍ये सःखबमवनयति भू: स्वाहेत्यम्ी हुत्वा 
मन्ये सश्स्रवमवनयति भुवः स्वहेत्यम्ों ह॒त्वा मन्‍धे सश्ख्रव- 
मवनयति स्वः स्वाहेत्यग्नो हुवा मनन्‍्धे सश्स्रवमवनयति 
भूमुंवः स्वः स्वाहेत्यग्नी हुला मन्धे सश्स्रवमवनयति 
बह्मणे स्वाहेत्यमो ह॒त्वा मन्धे सश्ख्रवमवनयति क्षल्राय 
खहेत्यग्नो हुत्ता मनन्‍्थे सश्स्रवमवनयति भूताय र्वाहे- 
त्यम्नी हुत्वा मन्‍्धे सश्ख़वमबनयति भविष्यते स्वहेत्यगी 
हुत्वा मन्‍्धे सश्ख़बमवनयति विश्वाय स्वहेत्यम्नो हुत्वा 
मन्धे सरख्रवमवनयति सवोय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्थे 
स<ख्रवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यभ्ौ हुत्वा मनन्‍्थे 
शख़वमवनयति ॥ ३ ॥ 


'अगये खाहा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संख्रवको मन्धर्मे 
डाल देता है। 'सोमाय खाहाः इस मन्त्रसे अम्निमें हवन करके संख्वको 
मन्यर्मे डाल देता है। “भू: खाहय? इस मन्त्रसे अम्निमें हवन करके संस्तवको 
मन्यमें डाल देता है। "मत खाह्यः इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके 
संत्रवको मन्यर्में डाल देता है | 'ख: स्वाह्मः इस मन्त्रसे अग्निमें हवन 
करके संख्रवको मन्यमें डाल देता है । भ्मूरभुबः खः स्वाहा? इस मन्त्रसे 


१३३६ बृद्ददारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्वाई22७०- व्क कट. बरस 2. नया ४2स्‍ नई 22-ब्याइ ८2: नया 22७ -यई २2:0७ नाईट नई २८20७ नई 3७ "आई 
अग्निमें हवन करके संस्नवको मन्थमें डाल देता है | 'तह्मणे स्वाह्यः इस 
मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संख्रवको मन्थर्मे डाल देता है । “क्षत्राय खाह्यः 
इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संख्रवको मन्थमें डाल देता है | “भूताय 
खाह्ा? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके संस्तवको मन्यमें डाल ठेता है। 
धमविष्यते स्वाहा! इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके सस्तरवको मन्थर्मे डाल 
देता है । 'विश्वाय स्वाह्म? इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके सम्नवकों मन्यथरमे 
डाल देता है| 'सर्वाय स्वाह्म! इस मन्त्रसे अग्निमं हवन करके संख्नवको 
मन्धमें डाछ॒ देता है | 'प्रजापतये स्वाह्मः इस मन्त्रसे अग्निमें हवन करके 

सद्नवको मन्थमें डाल देता है ॥१॥ 


ज्येष्ठाय खाहा श्रेष्ठाय खाहे-,.. “ज्येष्ठाय खाहा श्रेष्ठायः खाह्याः 
त्यास्भ्य डे दे आहुती हुत्वा यहॉसे लेकर दो-दो आहइतियों हृवन 
डे करके सस्रवको मन्थमें डाछ देता 
मन्थे संख्रवमवनयति । खुबाव- | है । अर्थात्‌ खुवासे रूगे हुए घ्ृतको 
लेपनमाज्यं मन्धे संख्रावयति । | मन्थर्मे गिरा देता है। इस “ज्येष्ठा 
एतसादेव ज्येष्ठाय श्रेष्ठायेत्यादि- श्रेष्ठायः इत्यादि ग्राणके लिझ्डसे ही 
यह निश्चय होता है कि इस कर्ममें 
प्राणलिज्ञाज्ज्येहश्रेष्ठादिआ्रणविद्‌ | ज्वेड-अेहादिरूप प्राणोपासकका ही 


एवासिन्‌ कमेण्यधिकारः । रेतस | अधिकार है। 'रेतसे खाहय” यहाँसे 


इत्यारम्यैकैकामाहुतिं हुत्वा मन्‍्ये | कर्क आइति हवन करके, 
मन्ध्मे संत्रव डाढता है । फिर दूसरी 
संस्वमवनयत्यपरयोपसन्थन्या पु- | उपमधानीसे उसका मन्धन करता 


नर्मथ्नाति || २-३ ॥ है ॥| २-३ ॥ 
#-सेंन्क 'ल7:2 065 6:-8 
मन्थाभिमशका सन्त्र 


अयैनममिमृशति भ्रमद्सि ज्वलद्सि पूर्णमसि अस्त- 
ब्यम्स्येकसममसि हिडन्क्ृतमसि हिडक्रियमाणमस्युद्वीधम- 


दाउस्भाप्यार्थ १३२७ 
ब्राह्मण ३ ] अल की 


९९. 29..«80. 80.०६ -+९२० ०९१९०. 8०७. ०३००--६४०--०४०--३४०- 
स्युद्दीयमानमसि श्रावितमसि ग्रत्याश्रावितमस्याद़ं संदीत्मसि 
विभूरसि प्रभूरस्यज्षमसि ज्योतिरसि निधनमसि संवगो- 
'सीति ॥ ४ ॥ 


इसके पश्चात्‌ उस मन्यकों 'समद्रसि' इत्यादि मन्त्रद्मग स्पर्ण करता 
है। [ मन्यद्रव्यका अधिष्ठातृदेव प्राण है, इसलिये प्राणसे फ्द््स्त्प ऐनेफे 
कारण वह सर्वात्मक है। 'श्मदसि' इत्यादि मन्त्रका अर्थ इस प्रकार ऐ-] 
त्‌ [ ग्राणह्पसे सम्पूर्ण देहोंमि | भ्रमनेत्राला है, [ अग्निर्पसे स्न्न | 
प्रतनलित होनेवाला है, [ अद्मरूपसे ] पूर्ण है. [ आकाझरूपने ] अध्यन्त 
सब्ब ( निष्कम्प ) है. [ सबसे अविरोवी होनेके कारण ] त्‌ या जमट्प 
एक सभाके समान है, त्‌ ही [ यज्ञके आरम्भमें प्रस्तोताके द्वारा ] हिपूत 
है, तथा [ उसी प्रस्तोताद्वारा यज्ञमें ] त्‌ ही हिटुक्रियमाण है, [ यलारम्भर्म 
उ्गताद्यरा ] व्‌ ही उच्च स्व॒स्से गाया जानेबाला उद्गीव है और [ यहदो 
मध्यमें उसके द्वारा | त्‌ ही उद्दीयमान हैँ | त्‌ ही [ अच्चसुद्वारा ] श्रावित 
और [ आम्नीष्रद्वाता ] प्रत्याश्नाबित है; आए [ अर्थात्‌ मेघ ] में सम्यक्‌ 
प्रकारसे दीप् है, त्‌ त्रिभु (विविध रूप होनेवाला ) है और प्रभु (समय) 
है, व्‌ [ भोक्ता अग्निरूपसे ] ज्योति है, [कारणरूपसे ] सबत्रका प्रल्यस्थान 
है तथा [ सबका संहार करनेवाला होनेसे ] सबर्ग है ॥ ४॥ 


अधेनमभिसशति अ्रमद्सीत्य-!. इसके पश्चात्‌ 'प्रमदसिः इत्यादि 


नेन मन्त्रेण | ४ ॥ मन्त्रसे इसे स्पशी करता है | ४ ॥ 
“ाूीशउड डेट: #- 
४ मनन्‍्थकों उठानेका मन्त्र 


कि प ु 
अ्थनसुयच्छृत्यामशस्थाम<हि ते महि स हि राजे- 
शानो(घिपतिः स मा< राजेशानो(घिपति करोत्विति ॥ ५॥ 


फिर 'आमंसि आमंहि? इत्यादि मन्त्रसे इसे ऊपर उठाता है। [ इस 
'स्जिका अ-] 'आमंस्तिः तू सव जानता है, 'आमंहि ते महिः-मैं तेरी महिमा- 


१३३८ बृहृदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
रस बा, नए बा. पट नए आप: न 2: 3७. न? बहस: नर्स, 
को अच्छी तरह जानता हूँ । वह प्राण राजा, ईशान और अधिपति है। 

वह मुझे राजा, इशान और अधिपति करे ॥ ५॥ 


अधैनमुद्यचच्छति सह पात्रेण | इसके पश्चात्‌ “आमस्यामद्दि ते 
हस्ते गृद्गात्यामंस्थामंहि ते मही- | महिं” इत्यादि मन्त्रसे उसे पात्रके 
त्यनेन | ५॥ सहित ह्वाथपर ऊपर उठाता है ॥०॥ 


मन्थभक्षणकी विधि 
अथेनमाचामति तत्सवितुवेरेण्यम्‌ । मधु वाता 
ऋतायते मधु क्षरन्ति सिन्धवः । माध्वीनः सन्त्वोषधीः । 
भूः खाहा । भर्गो देवस्य धीमहि । मघु नक्तमुतोषसो 
मधुमत्‌ पार्थिवः रजः । मधु द्योरस्तु नः पिता । झुवः 
खाहा । घियो यो नः प्रचोदयात्‌ | मधुमान्नों बनस्पति- 
मंघुमा<अस्तु सूर्यः । माध्बीगोवों भवन्तु नः | खः 
खाहेति । सर्वा च सावित्रीमन्वाह सवोश्च॒ मधुमतीरह- 
मेवेदर्सर्व भूयासं भूसुंबः खः खाहेत्यन्तत आचसम्य 
पाणी प्रक्षाल्य जघनेनाभि प्राक्शिराः संविशति प्रातरा- 
दित्यम्मपतिष्ठते दिशामेकपुण्डरीकमस्यहं मनुष्याणामेक- 
पुण्डरीकं भूयासमिति यथेतमेत्य जघनेनापिमासीनो व*शं 
जपति ॥ ६॥ 
इसके पश्चात्‌ 'तत्सवितुवरेण्यम? इत्यादि मन्त्रसे इस मन्‍्यको भक्षण 


करता है । [ 'तत्सवितुः” इत्यादि मन्त्रका अर्थ--] 'तत्सवितुर्वरेण्यम्‌ः--- 
सूर्यके उस वरेण्ये--श्रेष्ठ पदका में ध्यांन करता हूँ | 'वातामघु ऋतायते'- 


ब्राह्मण २ | दाउरभसाप्याथ ११३० 
७७. ९७ न०09५ «४९२. (९७५. ०६२०. पक. बा बलि नरक नरिक- वन 
हवा मधुर मन्द गतिसे वह रही है । 'सिन्धवः मधु क्षरन्तिः--नदियों मधु- 
खका स्राव कर रही हैं। 'नः ओपधीः माध्वी: सनन्‍्तु--हमारे लिये 
ओषधियों मधुर हों । 'भू: खाहा' [ इतने अर्थवाले मन्त्रसे मन्यका पहला 
ग्रास भक्षण करे । ] 'देवस्य भर्ग: धीमदिः--हम सवितादेवके तेजका 
ध्यान करते हैं | 'नक्तमुत उपसः मधु!--रात और दिन सुझकर हों। 
पार्थिव रज, मधुमतः--पृथित्रीके धूलिकण उद्देग न करनेवाले हों । '्योः 
पता नः मधु अस्तु'--पिता घुछोक हमारे लिये सुखकर हो | 'भुवः 
खाह्ः [ इतने अर्थवाले मन्त्रसे दूसरा ग्रास भक्षण करे ]। 'यः नः पियः 
प्रचोदयात!--जो संव्रितादेव हमारी बुद्धियोंकों प्रेरित करता है | 'नः 
वनस्पति: मघुमान!---हमारे लिये वनस्पति ( सोम ) मधुर रसमय हो। 
'ूर्य, मधुमान्‌ अस्तुः--सूर्य हमारे लिये मधुमान्‌ हो। 'गाव: नः साध्वी: 
भवन्तु'--किरणें अबवा दिशारे हमारे लिये सुखकर हों। 'ख: खाहा? 
[ इतने अर्थशले मन्त्रसे तृतीय ग्रास भक्षण करे ]। इसके पश्चात्‌ सम्पूर्ण सात्रित्री 
( गायत्रीमन्त्र ), 'मधु बाता ऋतायते' इत्यादि समस्त मधुमती ऋचा ओर 
'अहमेवेदं से भूयासम्‌' ( यह सब में ही हो जाऊँ ) '्भूमुवः खाह्मः इस 
प्रकार कहकर अन्‍्तर्मे समस्त मन्यकों भक्षण कर, दोनों हाथ धो अग्निके 
'पश्चिम भागमें पूर्वकी ओर शिर करके बेठता है। प्रातःकाल्में (दिशामेकपुण्डरी- 
कमल्यहँ. “ भूयासंम! इस मन्त्रद्दरा आदित्यका उपस्थान ( नमस्कार ) 
करता है| फिर जिस मार्गसे गया होता है, उसीसे छोटकर अग्निके पश्चिम 
भागमें बैठकर [ आगे कहे जानेवाले ] वंशकों जपता है || ६ ॥ 


अथेनमाचामति मक्षयति ।| इसके पश्चात्‌ वह मन्यको मक्षण 
गायत्र्याः प्रथमपादेन मधुमत्ये- | करता है | गायत्रीके प्रयम पाद, एक 
कया व्याहृत्या च॒ प्रयमया प्रथप्तू- | मधुमती ऋचा और एक व्याहतिसे 
ग्रसमाचामति; तथा गायत्री- | प्रथम ग्रास खाता है तथा गायत्रीके 
द्वितीयपादेन मधुमत्या द्वितीयया ' द्वितीय पाद, द्वितीय मधुमती ऋचा और 














१. तू दिशाओंका एक पुण्डरीक [ अर्थात्‌ अखण्ड 
एक पुण्डरीक होऊँ। कमल जप अ 233, 


१३४० बृहदारण्यकी पनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
ई<्:24 बाई: स्‍ याई 2०22, नाई ०; नई 2:0७: नया: >०:% न्याई २2:2७ हाई: ८022७. व्या ८24 नया *:2)%, नयई:-०22७: नाई २०. 


द्वितीयया च व्याहृत्या द्वितीय | छितीय ब्याहतिसे दूसरा ग्रास खाता 


ग्रासस्‌ ; तथा दृतीयेन गायत्री- 
पादेन ततीयया 
वृतीयया च व्याहृत्या तृतीय॑ 
ग्रासम्‌ । सवा सावित्रीं स्वोभ् 


मधुमत्या | 


है और गायत्रीके तृतीय पाद, तृतीय 
मधुमती ऋचा और तृतीय व्याहतिसे 
अन्तमें तीसरा ग्रास भक्षण करता 
है । फिर समस्त गायत्री, सम्पूर्ण मधुमती 
ऋचा और 'में ही यह सब हो जाऊँ? 


समिति चाल्ते भरूझुबः स्व: | ऐसा कहकर समस्त मन्धको भक्षण कर 


खाहेति समस्त॑ मक्षयति । 
यथा चुतुभिग्रासेस्तद्‌ द्वब्य॑ 


जाता है। 


वह सारा द्रव्य जिस प्रकार चार 


सर्वे परिसमाप्यते तथा पू्बमेव | आसोमें समाप्त हो जाय इसका पहले 


निरूपयेत्‌ । यत्पात्रावलिप्तं तत्‌ | 
पात्र सर्वे निर्णिज्य तृष्णीं पिवेत्‌ । | 


पाणी ग्रक्षाल्याप आचम्य जघ- 
नेनामिं पश्चादमेः पग्राक्शिराः 
संविशति । ग्रातःसन्ध्यामुपाया- 
दित्यम्ुुपतिष्ठते दिशामेकपुण्ड- 
रीकमित्यनेन मन्त्रेण। यथेतं यथा- 


गतसेत्यागत्य जघनेनाभिमासीनो 


बंशं जपति॥ ६॥ 


ही विभाग कर ले | जो कुछ पात्रमें 
लगा रद्द जाय उस पात्रको घोकर 
उस सबको चुपचाप पी जाय | फिर 
दोनों हाथ धोकर जलसे आचमन 
कर “जघनेन अभ्निम? अर्थात्‌ अग्निके 
पश्चिमभागमें, पूर्वकी ओर शिर करके 
बे टता है। प्रात कालिक सन्ध्योपासन 
कर “दिशामेकपुण्डरीकमसि' इस मन्त्र- 
से आदित्यका उपस्थान करता है। 
फिर जिस मार्गसे गया था उसीसे 
लोटकर भ्निके पश्चिम भागमें बेठकर 
[ इस ] व्शको जपता है ॥६॥ 


7“ पक कपिटश-: 
मन्थकमका वंश 


तश्हैतमुद्दालक आरुणिवीजसनेयाय याज्ञववक्या- 


ब्राह्मण ३ ] शादस्भाष्याथे १३४१ 
अर्डेक० बा) बिओन ब्ॉरपियि बआर्प03० नर्स”: बॉसिए ०. बरस: 2० ब्व््म ० व्यय फल बाई) 7 ब्सिटयक 


यान्तेवासिन उक्ल्ोबाचापि य एनशशुप्के स्थाणो निषिश्धे- 
जायेरूशाखाः प्ररोहियः पछाशानीति ॥ ७ ॥ 
उस इस मन्धयका उद्दालक आरुणिने अपने शिष्य वाजसनेय 
याइवलक्यको उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इस मन्धकों सूखे ट्रेठ्पर 
ढाल देगा तो उसमें शाखाऐ उत्पन्न हो जायेगी और पत्ते निकल आवेंगे' ॥»॥ 
एतसु हैव वाजसनेयो याज्ञवल्क्यो मघुकाय 
पैडयायान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य एनश्शुप्के स्थाणो 
निषिश्नेजायेरज्शाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥ ८ ॥ 


उस इस मन्यका वाजसनेय याज्वल्क्पने अपने शिष्य मधुक पेक्नयको 
उपदेश करके कहा था, यदि कोई इसे सूखे ट्रैठपर डाल देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी ओर पत्ते निकल आवेंगे! ॥ ८॥ 


एतम्रु हैव मघुकः पेड़न्यश्रूलाय भागवित्तये'न्तेवा- 
सिन उक्त्वोबाचापि य एनश्शुष्के थ्वाणो निषिश्चेज्ञाये- 
रथ्शाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥ ६ ॥ 

उस इस मन्धका मधुक पेद्थने अपने शिष्य चूल भागवित्तिको 

उपदेश करके कहा था, “यदि कोई इसे सूखे ढूँठपर डाल देगा तो उसमें 
शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे! || ९॥ 

एतमु हैव चूलो भागवित्तिजौनकय आयस्थूणा- 
यान्‍्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य एनश्शुष्के श्थाणो निषिश्चे- 
ज्ायेरञ्शाखाः प्ररोहेयुः पछाशानीति ॥१ ०] 


उसे इस मन्‍्धका चूछ भागवित्तिने अपने शिष्प जानकि आयस्थूणको 
उपदेश करके कहा था, 'यदि कोई इसे सूखे ढूँठपर डाल देगा तो उससें 
शाखाएँ उत्पन्न हो जायेंगी और पत्ते निकल आयेंगे! ॥ १० ॥] 


१३४२ बृहदारण्यकोीपनिपद्‌ [ अध्याय ८ 
नई किये न॑ि2 2७० बरस, न के बट का क22- कईन2% नापनि ० बस कट बट आप 


एतमु हैव जानकिरायस्थूणः सत्यकामाय जाबा- 
लायान्तेवासिन उक्त्वोबाचापि य एनश्शुप्के स्थाणो 

निषिश्चेजायेरञ्शाखाः प्ररोहेयु; पलाशानीति ॥११॥ 
उस इस मन्थका जानकि आयस्थूणने अपने शिष्य सत्यकाम जाबाल- 


को उपदेश करके कहा था, “यदि कोई इसे सूखे दूँठपर डाल देगा तो 
उसमें शाखाएँ उत्पन्न हो जायँगी और पत्ते निकल आवेंगे! || ११ ॥ 


एतम्रु हेव सत्यकामों जाबालो5न्तेबासिभ्य उक्त्वो- 
वाचापि य एनरशुप्के स्थाणो निषिश्लेजायेरज्शाखाः 
प्ररोहेयुः पछाशानीति तमेतं नापत्राय वानन्तेवासिने वा 
बूयात्‌ ॥ १२॥ 


उस इस मन्थका सत्यकाम जावालने अपने शिष्योंको उपदेश करके 
कहा था, “यदि कोई इसे सूखे हूँठपर डाल देगा तो उप्तमें शाखाएँ उत्पन्न 
हो जायँगी और पत्त निकल आवेंगे | उस इस मन्थका, जो पुत्र या शिष्य 
न हो, उसे उपदेश न करे || १२ ॥ 


त॑ हेतमुद्दालक इत्यादि सत्य- |. 'त हैतमुद्दालक,” यहॉसे आरम्भ 
कामो जाबालोउन्तेवासिभ्य उ- | करके 'सत्यकामो जाबालो3न्तेवासिम्य 
क्त्वोवाचापि य एन॑ शुष्के थ्थाणी | उक्त्वोबाचापि प्ररोहेयु. पछाशानि? 
निषिश्वेज्ञायेरन्नेवास्मिज्शाखा; प्र- | यहॉतक उद्दाठकसे लेकर एक-एक 
रोहेयुः पलाशानीत्येवमन्तमेनं | आचार्यके क्रमसे प्राप्त हुए इस मन्ध- 
मन्थमुद्दालकात्‌ प्रश्वत्येकेकाचाय- | का सत्यकाम जाबाढने बहुत-से 
क्रमागतं सत्यकाम आचार्यों बहु- | शिष्योंकी उपदेश करके कहा। 
भ्योउन्तेवासिस्प उक्त्वोबाच | | और क्‍या कहा, सो बतलाया -जाता .. 
किमन्यदुवाचेत्युच्यते-अपि य॑ | है---'यदि कोई भक्षणके लिये 


ब्राह्मण ३ ] शाइरभाष्यार्थ १३४३ 
बह ० नर्स: बिय नई 220 नए? फेक नाप: 220 ब्य ७०० व ब्यसफ- नरक न्या2कक- 
एन॑ गुष्फे खाणों ग॒तप्राणेप्प्येन | संस्कार किये गये इस मन्‍्थको किसी 
+ $ ९५ शुष्क--गतग्राण स्थाणु ( छूठ ) प्र 

मय मक्षणाय संस्कृत निषिश्वेत्‌ |. दर दे तो इस व शाला 


प्रक्षिपिजायेरनसुतपधेस्लेवास्मित्‌... खिशेकें अवयब उत्पन्न हो जायँगे 
गजल वि जल रत और पत्ते भी निकल आवेंगे, जैसे कि 


साणोशाखा अवयवा वृक्षस् प्ररो- | जीवित स्थाणु ( हरे ढूँठ ) में होते 


हेयुश्व पलाशानि पणोनि यथा | हैं। फिर इस कमसे यदि कामनाकी 


मर ७__| सिद्धि हो जाय तो कौन बडी बात 
जीवत; खाणोः; किए तानेन कमेणा दि गा 


फामः सिध्येदिति | धुवफलमिद निश्चित फल देनेवाल है-इस प्रकार 
कर्मेति कमस्तुत्यर्थमेतत्‌ । यह वउक्ति कर्मकी स्तुतिके लिये है । 
विद्याधिगमे पट्तीयोनि तेषा- | विद्याप्राहिके छे. तीर्थ (अधिकारी) 
मिह् सप्राणदशनसथ मन्थविज्ञान- | हैं, उनमेंसे इस ग्राणदर्शनयुक्त मन्ध- 
स्वाधिगमे हें एव तीर्थे अनुज्ञायेते | विज्ञानकी ग्राप्तिकी अनुज्ञा पुत्र और 
पुत्रथान्तेवासी च ॥ ७--१२॥ ' शिष्य दो ही तीथोंके लिये है| 9-१ २॥ 
>म्कलीटक 
मन्थक्मकी सामग्रीका विवरण 

चतुरोदुम्बरो भवत्योदुम्बरः खुबव औदुम्बरश्रमस 
ओदुम्बर इध्म औदुम्बयों उपमन्थन्यों दश गआ्रास्याणि 
धान्‍्यानि भवन्ति ब्रीहियवास्तिलूमाषा अणुप्रियड़बो 
गोधूमाश्च॒ मस्राश्च खल्वाश्व खलकुलाश्च तान्‌ पिष्टान्‌ 
द्धनि मधुनि घृत उपसिश्वत्याज्यस्य जुहोति ॥१३॥ 

आम चक्की 3 हक लत अरब कक कल: 


१. शिष्य, वेदाघ्यायी श्रोजिय, घारणाशक्तिसस्पन्न पुरुष, धन देनेवाला; 


प्रियपुत्र और जो एक विद्या सीखकर दूसरी सिखानेबाला हो--ये छः विद्यादानके 
अधिकारी हैं । 


१३४४ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ५ 
ब्कॉर्टकट पक ब्यईएक2 बने: नई मिट व्याईप ने: 4 न्याई जप नाई 2 व्याए 3:22 नाई २:2स्‍%, चआई ->-2:%, व्याए २2220 यकऑ:2)% 

यह मन्थकर्म चतुरौदुम्बर ( चार औदुम्बरकाष्ठके पदार्थोवाला ) है । 
इसमें औदुम्बरकाष्ठ ( गूलरकी लकड़ी ) का खुब, औदुम्बरकाष्ठका चमस, 
औदुम्बरकाष्ठका इष्म और औदुम्वरकाष्ठकी दो उपमन्थनी होती हैं | इसमें 
ब्रीढि ( धान ), यव ( जौ ), तिछ, माष ( उड़द ), अणु ( साथाँ ), 
प्रियद्लु ( काँगनी ), गोधूम ( गेहूँ ), मसूर, खल्त्र ( वाछ ) और खलकुछ 
( कुछथी )--ये दश ग्रामीण अन्न उपयुक्त होते हैं | उन्हें पीसकर दही, मधु 
और घृतमें मिलाकर घृतसे हवन करता है | १३ ॥ 

चतुरौदुम्बरो भवतीति | “चत॒रौदुम्बरो भब॒ति! इस वाक्य- 
५ | की व्याख्या श्रुतिने खय॑ की है | 

व्याख्यातम्‌ । दश ग्राम्याएँ 


दश ग्राम्य धान्य होते हैं | हम पहले 
घधान्यानि भवन्ति ग्राम्याणां | कह चुके हैं कि प्राम्य वान्योमेंसे 
तु ॒ धान्यानां दश नियमेन 


दश तो अवश्य ग्रहण करने चाहिये। 
ग्राह्मा इत्यवोचाम | के त॑ 


वे कौन-से हैं, सो बतलाये जाते 
हैं--ब्रीहि, यव, तिल, माष, अणु, 

हति निर्दिश्यन्ते--ब्रीहियवा- 

स्तिलमाषा अणुग्रियड्रवो णवश्ा- 


प्रियद्ु, 'अणु? शब्दके वाच्य अणु 
( चावढोंका एक भेद ) हैं. तथा 
न प्रियक्ल॒ किसी-किसी देशमें कह्ढु 
णुशब्दवाच्याः । क्चिद्देशे प्रिय- 
ड्रवः प्रसिद्वाः कब्लुशब्देन | खस्वा 
निष्पावा वल्लशब्दवाच्या लोके 
खलकुलाः कुलत्थाः | एतद्‌ व्यति- 
रेकेण यथाशक्ति सर्वोषधयो ग्राद्याः 


( कॉँगनी ) शब्दसे प्रसिद्ध हैं । 
खलव या निष्पाव छोकमें वल्ल 
( बाल ) शब्दसे कहे जाते हैं । 
खलकुल कुल्त्थों ( कुछथी ) को 
कहते हैं । इनके अतिरिक्त जो 
यज्ञसम्बन्धी नहीं हैं, उन्हें छोड़कर 
यथाशक्ति सभी ओषधियाँ और फछ 


फलानि चेत्यवोचामायाज्ञिकानि | छेने चाहिये--यह हम कह 


चर्जयित्वा ॥१३॥ 


चुके हैं ॥ १३॥ 


इति बृहदारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्याये 38५ 
तृतीयं श्रीमन्यत्राह्मणम्‌ || ३ | 





चतुर्थ ब्राह्मण 





याहजन्मा यथोत्पादितो यैां गुणैविंशिषटः पुत्र आत्मनः पितुथ 
लोक्यो मबतीति तत्संपादनाय त्राह्मणमारम्यते । प्राणद्शिनः श्रीमन्ध॑ 
कम कृतवतः पुत्रमन्थेडघिकारः । यदा पुत्रमन्‍्थ॑ चिकीपति तदा 
श्रीम॒न्थ कुलतुकालं पत्नया। प्रतीक्षत इत्येतद्रेतस ओपध्यादिर्सत- 
मलस्तुत्यावगम्यते । 


एपां वे भूतानां प्थिवी रसः प्रथिव्या आपो- 
आमोषधय ओषधीनां पुष्पाणि पुष्पाणां फलानि फलानां 
पुरुषः पुरुषस्य रेत: ॥ १ ॥ 


एवां वे चराचराणां भूतानां प्रथिवी रसः सारभृतः, सर्व- 
भूतानां मशिति बुक्तर्‌ । प्थिव्या आपो रस;; अप्सु हि प्रथिव्योता 
च्‌ प्रोता च। अपामोषधयों रस; कार्यत्वाद रसत्वमोषध्यादीनाम्‌ । 
ओपधीनां पुष्पाणि, पुष्पाणां फलानि; फलानां पुरुष), पुरुषस्य 


रेतः । “सर्वेस्योडक्रेस्यस्तेजः संभूतम!” ( ऐतरेय० ४। १) इति 
शद्य न्तरात्‌ ॥श॥ 


“7-० # ते से 20:538-%.-. 


'+ जल 3७23०--- 
यत एवं सर्वभूतानां सारतममेतद्‌ रेतोज्तः का नु खल्वस्य 
योग्या प्रतिष्ठेति । " 

तह भजापतिरीक्षांचक्रे हन्तास्मै प्रतिष्ठा कल्पया- 
नीति स स्विय५ ससजे ता» सट्टवाघ जउपास्त तस्मात्‌ 
स्वियमघ उपासीत स एत॑ प्राह्व॑ ग्रावाणमात्मन एवं सम्न॒द- 
पारयत्तेनेनामभ्यसूज़त ॥ २॥ 


बृ० उ० १६०-१७० 


१३४६ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
बरई2... बर<४22७, व्यई २८22७. “याई ८2: व्याई २८-24 व्याई २८2%, व्या्ट४2:%, नाई २८२) वर्ड 

स॒ ह स्रश्टा प्रजापतिरीक्षाश्रक्रे | ईक्षां कृत्वा स स्रिय॑ ससजे । 
तां च सष्टाध उपास्त भैथुनाख्यं कर्माधउपासनं नाम कृतवान्‌ । 
तसात्‌ ख्रियमघ उपासीत। श्रेष्ठानुश्रयणा हि प्रजा; । 

अन्र वाजपेयप्तामान्यक्छृप्तिमाह--स एतं प्राश्व॑ प्रकृष् गति- 
युक्तमात्मनो ग्रावाणं सोमामिषबोपलस्थानीयं काउिन्यसामान्यात्‌ 
प्रजननेन्द्रियमुद्पारयद॒त्पूरितवान्‌ स्सीव्यज्ञन॑ प्रति तेनेनां ख्तियमभ्य- 
सृजदमिसंसग कृतवान्‌ ॥ २ ॥ 








तस्या वेदिरुपस्थो लोमानि बहिश्रमोधिषवर्ण समिडो 
मध्यतस्तो मुष्की स यावान्‌ ह वें वाजपेयेन यजमानस्य 
लोको भवति ताबानस्य छोको भवति य एवं विद्वानघोप- 
हासं चरत्यासा< स्त्रीणा£ सुकृतं दृडस्ततषथ य इदमविद्वान- 
धोपहासं चरत्यास्य स्नियः सुकृतं बृज्ञते ॥ ३ ॥ 
तस्या वेदिरित्यादि सबब सामान्य प्रसिद्धम्‌। समिद्गो5पि्म ध्यतः 
स्रीव्यज्ञनस्थ तो मुष्कावधिषवणफलके हति व्यवहितेन संबध्यते । 
वाजपेययाजिनो यावॉछोकः प्रसिद्धस्तावान्‌ विदुषो मैथुनकर्मणो लोकः 
फलमिति स्तूयते | तसाद बीभत्सा नो कार्येति । 
यएवं विद्वानधोपहासं चरत्यासां ख्रीणां सुकृत॑ बृड्डः आवजय ति। 
अथ पुनर्यों चाजपेयसंपत्ति न जानात्यविद्वान्‌ रेतसो रसतमत्वं 
चाधोपहासं चरति; आस्य स्नियः सुकृतमाबृद्जतेडविदुष: ।। ३॥ 
-“-«“-*३४४३६६/2---६-- 
एतद् स्म वे तद्‌ विद्वानुद्दाठक आरुणिराहैतड सम 
वे तढ़िद्वान्चाको मौहल्य आहैतर सम वे तढिद्वान कुमार- 
हारित आह बहवो मयो ब्राह्मणायना निरिन्द्रिया विसु- 


ला 


ब्राह्मण ४ ] शाइरभाष्य १३४७ 
बलिया नर ५”: बरस: प० बॉर्पि: 2०० चाट ब्यॉप : ब्र्यि: फ नए: बा, १2८2, बी पक 


कृतोसस्माह्कोकात्‌ प्रयनति य इदमविद्वाश्सो5घोपहासं 
चरन्तीति बहु वा इदश सुप्तस्य वा जाग्रतो वा रेतः 
स्कन्दति ॥ 8 ॥ 


एतद्ब स वे तद्‌ विद्वानुद्दालक आरुणिराहाधोपहासाख्य॑ मेथुन- 
कर्म वाजपेयसंपन्न॑ विद्ानित्यथे; तथा नाको मोहूल्यः कुमारहारितश्र 
किं त आहु। ? इत्युच्यते--बहचो मयो मरणधर्मिणो मनुष्या ब्राह्मणा 
अयनं येषां ते आ्राह्मणायना ब्क्मवन्धवों जातिमात्रोपजीबिन इत्येतत्‌ । 
निरिन्द्रिया विश्विष्टेन्द्रिय विसुक्ृतों विगतसुकृतकर्माणो5विद्वांसो 
पेधुनकर्मासक्ता इत्यथः | ते किमसाकोकात्‌ प्रयन्ति परलोकात्‌ 
परिश्रण्त इति । मेथुनकर्मणोःत्यन्तंपापहेतुत्य॑ दर्शयति-य 
इदमविद्वांसो5घोपहार्स चरन्तीति । 


श्रीमन्थ कृत्वा पत्न्या ऋतुकालं ब्रह्मचर्येण प्रतीक्षते यदीद॑ 
रेतः स्कन्दति बहु वाल्प॑ वा सुप्तस्ख वा जाग्रतो वा रागप्राब- 
ल्यात्‌ ॥ ४॥ 


“कल कल कक: 
तदमिसशेदनु वा मन्त्रयेत यन्मेष्य रेतः प्रथिवी- 
मस्कान्त्सीदू यदोषघीरप्यसरद्‌ यद॒पः | इद्महं तद्वेत 
आददे पुनमोमेत्विन्द्रियं पुनस्तेजः पुनर्भगः । पुनरभि- 
धिष्ण्या यथास्थान॑ कल्पन्तामित्यनामिकाड-्ुष्टाभ्यामादा* 


ः_ यान्‍्तरेण स्तनों वा भ्रुबी वा निमृज्यात्‌ ॥ ५॥ 


तदभिसशेद्लुमन्त्रयेत बातुजपेदित्यथे। | यदाभिमृशति तदा- 

नामिकाडुषाभ्यां तद्रेत आदत्त आदद इत्येबमन्तेन मन्त्रेण पुन- 

भोमित्पेतेन निम्नज्यादन्तरेण मध्ये भुवो अबोवा रतनौ स्तनयोवा ॥५॥ 
गया ऑल कककोस॑त--- 


१३४८ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
>बे22% बकरफ न्यई३:220 वयईकि2:७ न्क:४ न्य 3:22 "कई के: व्या क-2७ व्यई 20७ नई २८2: "विकेट न्य्डिटेक 

अथ यद्युदक आत्मानं पदयेत्तद्मिमन्त्रयेत मयि 
तेज इन्द्रियं यशो द्रविण* सुकृतमिति श्रीहे वा एपा 
स्त्रीणां यन्मलोद्ठासास्तस्मान्मलोह्वाससं यर्शखिनीमभिक्रम्यो- 
पमन्त्रयेत ॥ ६ ॥ 


अथ यदि कदाचिदृदक आत्मानमात्मच्छायां पश्येत्तत्राप्यमि- 
मन्त्रयेतानेन मन्त्रेण मयि तेज इति। श्रीह॑ वा एपा पत्नी ख्रीणां मध्ये 
यद्यसान्मलोदासा उद्गधतमलवद्वासास्तसात्तां मलोद्ासस॑ यशखिनीं 
श्रीमतीममिक्रम्बामिगत्योपमन्त्रयेतेद मद्यावाभ्यां कार्य यत्‌ पुत्रोत्पाद- 
नमिति त्रिरात्रान्त आप्लुताम ॥ ६॥ 





सा चेदस्मे न दद्यात काममेनामवक्रीणीयात्‌ सा 
चेदस्मे नेव द्यात्‌ काममेनां यप्ट्या वा पाणिना बोपहत्या- 
तिक्रामेदिन्द्रियिण ते यशसा यश आदद इत्ययशा एव 
भवति ॥ ७ ॥ 


साचेदस्मे न दयान्मैथुनं कतु काममेनामवक्री णीयादाभरणादिना 
ज्ञापयेत्‌ । तथापि सा नेव दद्यात्‌ काममेनां यष्टथा वा पाणिना 
वोपहस्यातिक्रामेन्मैशुनाय । शप्स्यामि त्वां दु्भेंगां करिष्यामीति 
प्रख्याप्य तामनेन मन्त्रेणोपगच्छेत्‌-(इन्द्रियेण ते यशसा यश आददे' 
इति। सा तस्मात्तदभिशापाद्‌ वन्ध्या दुर्भगेति रू्यातायशा एवं 
भवति ॥ ७॥ 





सा चेदस्मे दद्यादिन्द्रियिण ते यशसा यश आद- 
धामीति यशाखिनावेव भवतः ॥ ८ ॥ 


ब्राह्मण ४ ] शाइरसाष्य १३४० 
बॉ. बरस 2० बट कारन? नहर बट सियेक ब्यि-2० नाईट बलि ०० "कई: ४० ब्यई:2- नरक 


सा चेदस्मे दद्ादनुगुणैव ययाद भतुस्तदानेन मन्त्रेणोपगच्छेत्‌ 
(न्द्रियेण ते यशसा यश आदधामि' इति तदा यशखिनावेवोभावषि 
भदतः | ८ ॥ 
---+# 8 &:६3४५--- 

स यामिच्छेत कामयेत मेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन 
मुख संघायोपस्थमस्या अभिम्ृश्य जपेदड़ादड्ात्‌ संभवसि 
हृदयादधिजायसे ।स त्वमड्रकषायोउसि दिग्धविद्धमिव 
मादयेमाममूं समयीति ॥ ६ ॥ 

स यां खमायामिच्छेदियं मां कामयेतेति तस्यामथ प्रजननेन्द्रियं 
निष्ठाय निश्चिप्य मुखेन झुखं संघायोपस्थमया अभिमृश्य जपेदिम॑ 
मन्त्रमड्भादड्भादिति ॥ ९॥ 





वि 


अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय 

मुखेन सुख संधायाभिग्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा 
रेत आदद इत्यरेता एबं भवति ॥१ ०॥ 

अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीत न धारयेद्‌ गर्भिणी मा भूदिति 

तस्यामथमिति पूवंवत्‌ । अभिग्राण्यामिप्राणन॑ ग्रथम॑ कृत्वा पश्चाद- 


पान्यात---इर्द्रियेण ते रेतसा रेत आददे! इत्यनेन मन्त्रेणारेता एव 
भवति न गर्िणी भवतीत्यथे; ॥ १० ॥ 


गा 207 37०23- ााणात 
अथ यामिच्छेद्‌ दधीतेति तस्यामर्थ निष्ठाय मुखेन 
सुख< संधायापान्यामिप्राण्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आद- 
धामीति गभिष्येव सवति ॥१ १॥ 


१३०७ बृहदारण्यकोपनिषद्‌ [ अध्याय ६ 
बयई32:७, "यरपिप- बि-2 20७ बीस, चाईएवे:2:2- नई: मे: नए: "यार पक “या: व्यॉ <- न्या:::220, "कई:०22% 


अथ यामिच्छेद्धीत गर्भमिति तस्यामर्थ मित्यादि पूर्चचत्‌ । पू्े- 
विपयेयेणापान्याभिम्राण्यात्‌--इन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदधामि!' 
इति गर्भिण्येव भवति ॥११॥ 


--*+<ह ३३७ ७---- 
अथ यस्य जायाये जारः स्यात्तं चेद्‌ द्विष्यादाम- 
पात्रेएग्निमुपसमाधाय प्रतिकोमर शरबहिं स्तीत्वों तस्मि- 
न्ेताः शरशभ्रृष्टीः प्रतिछोमाः सर्पिषाक्ता जुहुयान्‍्मम समिद्धे- 
(होषीः प्राणापानो त आददेपसाविति मम समिड्ेेपहोषीः 
पुत्रपशू&स्त आददेःसाविति मम समिडे5होषीरिएटसुऋते 
त आददेपसाबिति मम समिडेःहोषीराशापराकाशों त 
आददेपसाविति स वा एष निरिन्द्रियो विमुकृतो5स्मा- 
छोकात्‌ प्रेति यमेबंबिद्‌ ब्राह्मण: शपति तस्मादेवंबिच्छो- 
त्रियस्य दरिण नोपहासमिच्छेदुत होब॑वित्‌ परो भवति॥ १ २॥ 
अथ पुनयेस्‍्य जायायै जार उपपतिः स्थात्तं चेदृहिष्यादमि- 
चरिष्याम्पेनमिति मन्येत तस्थेदं॑ कमे। आमपात्रेडमरिप्पसमाधाय 
सर्व प्रतिलोम॑ कुर्यात्तस्मिन्रग्नावेताः शरभृष्टीः शरेषीका प्रतिलोमाः 


सर्पिषाक्ता घृतास्यक्ता जुहुयान्मम समिद्वेउहोषीरित्या्या आहुतीरन्ते 
सर्वासामसाविति नामग्रहणं प्रत्येकम्‌ । 


स एप एवंविद्‌ य॑ त्राक्षणः शपति स विसुकृतो विगतपुण्यक्र्मा 
प्रैति । तस्मादेव॑विच्छोत्ियस दारेण नोपहासमिच्छेन्नमापि न 


कुयोत्‌ किम्रताधोपहासं हि यस्मादेवंविदपि ताबत्‌ परो मबति 
शत्रुभेवतीत्यथ; ॥| १२ ॥ 


7 *कऊशिअफ्शिकर री डी ०८ 


श्श्णर्‌ 
व्राह्मण ४ ] शाइआतप्य 


कब, बिक बियेन- ब्रेक बारियरक कलिटिक रत बट व पियिक कीफे बॉ 
अथ यस्थ जायामार्त॑व विन्देत्‌ ज्यहं कश्सेन 
पिवेदहतवासा नेनां वृषछों न वृषल्युपहन्यात्‌ त्रिरात्रान्त 
आप्ठुल ब्रीहीनवधातयेत्‌ ॥१२॥ 
अथ यस् जायामातेव॑ विन्देहतुाब॑ प्राभुयादित्येबमादिग्रन्थः 
शऔरह वा एपा र्लीणामित्यतः पूर्व द्रष्टच्यः सामथ्योत्‌ । ज्यहं कंसेन 
पिवेदहतवासाथ स्थात्‌ । नेनां स्ातामस्तातां च चुप बपली वा 
नोपहन्यान्रोपस्पृशेत्‌ । जिरात्रान्ते तिरात्रव्रतसमाप्तावाप्लत्य ख्ात्वा- 


हतयासाः सादिति व्यवहितेन संवन्ध।। तामाप्लुतां त्रीहीनवधातयेद्‌ 
त्रीक्रवधाताय तामेब विनियुज्ज्यात्‌ ॥ १३ ॥ 


“5०४ इ्ि52282४०-- 
स॒य इच्छेत्‌ पुत्रों मे शुक्को जायेत वेदमनुब्र॒ुबीत 
सर्बमाग्र॒रियादिति क्षीरोंदन॑ पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमश्षीयाता- 
मीध्रो जनयितबे ॥ १४ ॥ 
सय इच्छेत पुत्रो मे शुक्को वणतों जायेत वेदमेकमनुन्नवीत 


स्वेमायुरियाद्‌ वश क्षीरोद्न पाचपित्वा सर्पिष्मन्तमश्नीयाता- 
मीशवरों समर्णों जनयितवे जनयितुम्‌ ॥ १४ ॥ 


-7०$घेड५४४/१26०७--- 
अथ य इच्छेत्‌ पुत्रो मे कपिछः पिड़छो जायेत 
हो वेदाबनुब्रवीत सर्वमायुरियादिति दृष्योदन॑ पाचयित्वा 
सपिप्मन्तमक्षीयातामीश्वरो जनयितव ॥ १५॥ 


. दध्योदनंद्षा चरुंपाचपित्वा द्विवेदं चेदिच्छति पुत्र तदेवमशन- 
नियमः ॥ १०॥ 


श्श्ण्श बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्यॉपि2 2 न :220 नई २22 बाई: व्यट२:22७७- न्याए> ०22: वाई: नई २८:23 व्या २2: च्य <:22७ न्यईड(२:22  व्यसिय 
अथ य इच्छेत पुत्रों मे श्यामी लोहिताक्षो जायेत 
त्रीन्‌ वेदाननुब्र॒बीत स्बमायुरियादित्युदौदनं॑ पाचयित्वा 
सर्पिष्मन्तमश्नीयातामीश्वरो जनयितबे ॥ १६॥ 


केवलमेव खामाविकमोदनम्‌ । उदग्रहणमन्यग्रसड़निवृत्त्य- 
थम ॥ १६॥ 
+० रत बज 22029:9-- 
अथ य इच्छेद्‌ दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायु- 
रियादिति तिलोदनं पाचयित्वा सर्पिप्मन्तमश्नीयातामीश्वरो 
जनयितवे ॥ १७ ॥ 


दुहितु। पाण्डित्य॑ गृहतन्त्रविषयमेव वेदेइनधिकारात्‌ | तिलौदन॑ 
कृशरम्‌ || १७॥ 
----#छन्‍ककक्रौर----- 
अथ य इच्छेत्‌ पुत्रों मे पण्डितों विगीतः समितिं- 
गमः शुश्रूषितां वाचं भाषिता जायेत सबौन्‌ वेदाननुबु- 
बीत सबंमायुरियादिति मारसोदनं पाचयित्वा सर्पिष्मन्त- 
मश्नीयातामीश्वररो जनयितवा ओऔक्षेण वार्षमेण वा ॥ १८ ॥ 


विविध गीतो विगीतः प्रख्यात इत्यथ।। समितिंगमः सभां 
गच्छतीति प्रगत्म इत्यर्थ: | पाण्डित्यस्थ पृथग्ग्रहणात्‌ । शुश्ूषितां 
श्रोतुमिष्ट॑ रमणीयां वाच॑ माषिता संस्कृताया अर्थव॒त्या वाचों 
माषितेत्यथः। मांसमिश्रमोदनं मांसौदनम्‌ । तन्‍्मांसनियमाथमाह-- 
औक्षेण वा मांसिन । उक्षा सेचनसमथेः पुंगवस्तदीय॑ मांसम। ऋषम- 
स्ततो5प्यधिकवयास्तदीयमार्षभ मांसम्‌ ।। १८ ॥ 
“ज<*सिन्वेऑइडसडड 


ब्राह्मण ४ | धाएरभाप्य १३७३ 


नर ब्र्टरि ये बक् न फेज नर्षाट 2० नव ग ९2०० नए न नगर 203.0. «बाय... «3५... न्र्ट ते 2७- «९ 200०. “2० 
अथाभिप्रात्रेव. ख्ालीपाकाबृताज्यं॑ चेए्ता 
सालीपाकस्योपचातं॑ जुहोत्यमये खाहानुमतय खाहा 
देवाय सवित्रे सत्यम्सवाय स्वाहेति हुल्ोदघृत्य प्राक्षाति 
प्राव्येतरस्थाः प्रयच्छृति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्र पूरयित्वा 
तेनेनां त्रिरभ्यक्षत्युत्तिठातों विश्वावसोप्न्यामिच्छ प्रपृच्यां 
सं जायां पत्या सहेति ॥ १६॥ 
अथामिप्रातरेव कालेष्वघातनिदवत्तांस्तण्डलानादाय खाली- 
पाकाबृता स्खालीपाकविधिनाज्य॑ चेरित्वाज्यसंस्कारं कृत्वा चरुं श्रप- 
पित्या ख्वालीपाकणाहतीजुहोत्युपधातमुपहत्योपहत्यामये . खाहे- 
त्याद्याः । गाणेः सर्चों विधिद्रेष्टज्योज्च्र । 


हुत्ादुववत्य चरुणेपं प्राज्नाति खयं प्रास्येतरस्थाः पत्न्‍्ये प्रयच्छ- 
च्छिएम्‌ । प्रक्षाल्थ पाणी आचम्योदपात्र॑ प्रयित्या तेनोदकेनेनां 
त्िस्थ्युक्षत्यनेन मन्त्रेणोत्तिष्टात इति सक्ृन्मन्त्रो्ारणम्‌ ॥१९॥ 


थेनामभिपयते 0 पी 
अथनामभिपद्यतेप्मोएहमस्मि सा त्व< सा त्वमस्य- 
मोएहं सामाहमस्मि ऋक त्व॑ च्योरह॑ एथिवी त्वं तावेहि 
रभावहे सह रेतो दघावहे पुश्से पुत्राय वित्तय इति २ ० 


अथनामभिमन्त्य क्षीरोंदनादि यथापत्यकाम श्रुक्त्वेति क्रमो 
द्रएव्यः | संवेशनकालेड्मो5हमसीत्यादिमन्त्रेणाभिपच्यते ||२०॥ 
-*-०७४/७>क४२७-०५-०---- 


अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां द्यावाप्रथिवी 
इति तस्यामर्थ निछाय सुखेन सुख< संधाय त्रिरेनासनु- 
लोमामलुमार्टि विष्णुयोनि कल्पयतु त्वष्ा रूपाणि पिश शातु। 





१३५७ चृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ५ 
गई नि न्याय २७ ब्या्:2:- बाई आई 2:. आर्ट 222 नई २2:४७. बाई ०८०2७, व्याई+:2:% नह: 


आसिद्व॒तु॒प्रजापतिधोता गर्भ दघातु ते। गर्भ घेहि 
सिनीवालि गर्म धेहि प्रथुष्टके । गर्भ ते अश्विनौ देवा- 
वाघत्तां पुष्करस्रजो ॥ २१॥ 

अथास्या ऊरू विहापयति विजिहीथां द्ावाप्रथिवी इत्यनेन | 


तस्थामर्थमित्यादि पूर्वंबत्‌ । त्रिरेनां शिरःप्रभ्नृत्यनुलोमामनुमार्ि- 
'विष्णु्योनिमित्यादि प्रतिमन्त्रम्‌ ॥२१॥ 


--**“525%8222-+ 
हिरण्मयी अरणी याभ्यां निर्मनन्‍्थतामश्रिनो, त॑ ते 
गर्म हवामहे दशमे मासि सूतये। यथाप्मिगमो प्रथिवी 
यथा द्योरिन्द्रेण गर्भिणी | वायुर्दिशां यथा गर्भ एवं गर्भ 
दधामि तेससाविति ॥ २२॥ 


अन्ते नाम गृह्मात्यसाविति तस्याः ॥२२॥ 





सोष्यन्तीमद्विरभ्युक्षी । यथा वायु) पृष्करिणीश 
समिड्रयति सबतः | एवा ते गर्भ एजतु सहावबेतु 
जरायुणा । इन्द्रस्थायं ब्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः । 
तमिन्द्र निजहि गर्मेण साबरार सहेति ॥ २३॥ 
सोष्यन्तीमद्धिरम्युक्षति प्रसवकाले सुखप्रसवनार्थ मनेन मन्त्रेण। 


यथा वायुः पृष्करणीं समिज्ञयति सबेतः । एवा ते गर्म एज- 
'त्विति ॥२३॥ 


के ---55-६५३०---- 


हे 


ब्राह्मण ४ ] शादरभाप्य १३५५ 
बॉ फ ब्ॉिफरेन ब्र्टिटज ब्वर्टम पिन ब्र्टआ 2. जाट 0... «८०३०० «८2४० «(40१० ब्यर्टिय ० न्कर्ट ०० ब्यर्टि 3०५ 
अथ जातकमे-- 

जातेःप्रिमपसमाधायाड्र आधाय कश्से प्रपदाज्यर 
संनीय प्रपदाज्यस्पोपघातं जुहोत्यस्मिन्‌ सहस्॑ पुष्यासमेघ- 
मानः से गृहे | अस्थोपसन्यां मा च्टैत्सीतू प्रजया च 
पशुमिश्र स्वाहा । मय्ि प्राणारस्वयि मनसा जुहोमि 
साहा | यत्‌ कर्ंणा त्यरीरित्रे यद्‌ वा न्‍्यूनमिहाकरम्‌ । 
अभिष्टल्विष्टकृद विद्वान स्िप्ट८ सुहुतं करोतु नः स्वाहेति २४ 


जातेडप्रिप्पसमाधायाहू आधाय पूत्र॑ कंसे पृपदाज्यं संनीय 
संयाज्य दथि घते प्॒पदाज्यस्थापधातं जुहोत्यम्मिन्‌ सहस्रमित्या- 
द्यावापखाने ॥२४॥ 





/--+शप5७ उभर 
अथास्य दक्षिणं कर्णमभिनिधराय वागू वागिति 

त्रिरथ दधि मधु घृत< संनीयानन्तहिंतेन जातरूपेण 
प्राशयति । भूस्त दधामि भुवस्ते दधामि स्वस्ते दघामि 
भूमुवः स्तर: सब त्वयि दधामीति ॥ २५॥ 

अथास्य दक्षिणं कर्णममिनिध्राय ख॑ मुखं वाग वागिति 
त्रिजेपेत्‌ । अथ दधि मधु घृतं संनीयानन्तर्ितेनाव्यवहितेन जातरूपेण 
हिरण्येन प्राशयत्येतेमेन्त्रे: प्रत्येकम्‌ ॥|२५॥ 

पाया अछि ४०---- 

. अथास्थ नाम करोति वेदोपसीति तदस्य तद्‌ गुद्य- 
संत नाम सवति ॥ २६ ॥ 


, अथास् नामधेयं करोति वेदोउ्सीति | तदस्थ तदू गुद्य॑ नाम 
भवति चेद इति ॥ २६॥ 


७ ७»८८”5७०७.८८७२....७.......ढ 





११५६ चृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
आई बई, ०:29, ब्यॉई<-टिक व्यार 22७ नई 3८ नया: जय -०220 व्या: 2220७. "या. ::% कई: ०230- नई ०20७० 


अथधेन मात्रे प्रदाय स्तनं ग्रयच्छुति यस्ते स्तनः 
शशयथों यो मयोभूयों रत्नथा बसुविद्‌ यः सुदनत्रः । येन 
विश्वा पृष्यसि वायोणि सरस्वति तमिह घातवे करिति॥२७॥ 
अथैन मात्रे प्रदाय खाडू स्थ॑ स्तन॑ प्रयच्छति यस्ते स्तन इत्यादि- 
मन्त्रेण || २७॥ 





अथास्य मातरमभिमन्त्रयते | इलासि मेत्रावरुणी 
वीरे वीरमजीजनतू । सा त्वं वीरवती भव यास्मान्‌ बीर- 
वतोकरदिति । तं वा एतमाहुरतिपिता बताभूरतिपितामहो 
बताभू: परमां बत काष्टां प्रापच्छिया यशसा बह्मवर्चसेन 
य एवंविदो व्राह्मणस्य पुत्रों जायत इति ॥ २८ ॥ 


अथास्थ मातरमभिमन्त्रयत इलासीत्यनेन | त॑ं वा एतमाहु- 
रित्यनेन विधिना जात; पुत्र; पितर पितामहं चातिशेत इति श्रिया 
यशसा अह्यवर्चसेन परमां निष्ठां प्रापदिस्येव॑ स्तुत्यों भवतीत्यर्थः | 
यस्य चेव॑बिदों ब्राह्मणस्थ पृत्रो जायते स चैब॑ रतुत्यो भवतीत्य- 
ध्याहायेम्‌ ॥| २८॥ 


४-7 ८55&#2. 7 7-_ 


इति बुह्दारण्यकोपनिषद्धाष्ये बष्ठाष्याये 
चतुर्थव्राह्मणम्‌ || 9 ॥] 


नत्यखक> 


क्च्च्छ काहेण 


न-->+्पञप्यस्म्न्स्कट्सब7--जछ-7 





समस्त ग्रवचनका वंश 

अथ वश्दः । पौतिमाषीपुत्रः कात्यायनीपुत्रात्‌ 
कात्यायनीप॒त्रो गौतमीपुत्राद्‌ गोतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्‌ 
भारद्वाजीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्र औपस्वस्तीपुत्रा- 
दौपस्वस्तीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रः कात्यायनी- 
पुत्रात्‌ कात्यायनीपुत्रः कौशिकीपुत्रात्‌ कौशिकीपुत्र आल- 
स्वीपुत्राच्च वेयाप्रपदीपुत्रात्व॒वेयाघ्रपदीपुत्रः काप्वीपुत्राच्च 
कापीपुन्राच्च कापीपुत्र:॥ १॥ आज्रेयीपुत्रादात्रेयी पुत्रो गौतमी- 
पुत्राद्‌ गौतमीपुत्रो भारद्वाजीपुत्राद्‌ भारह्ठाजीपुत्रः पाराशरी- 
पुत्रात्‌ पाराशरीपुत्रो वात्सीपुत्राद्‌ वात्सीपुत्रः पाराशरीपुत्रात्‌ 
पाराशरीपुत्रो वाकोरुणीपुत्राद्‌ वाकोरुणीपुत्रो वाकोरुणीपुत्राद्‌ 
वाकोरुणीपुत्र आतंभागीपुत्रादातंभागीपुत्र: शौड़ी पुत्राच्छोड़ी- 
पुत्र सांस्कृतीपुत्रात्‌ सांस्कृतीपुत्र आल्म्बायनीपुत्रादालस्बा- 
यनीपुत्र आलम्बीपुत्रादालम्बीपुत्रो जायन्तीपुत्राजायन्तीपुत्रो 
माण्डूकायनीपुत्रान्माण्डूकायनीपुत्रो माण्डूकीपुत्नान्माण्ड्की- 
पुत्र: शाण्डिलीपुत्राच्छाण्डिलीपुत्रों राथीतरीपुत्नाद्‌ राथी- 
तरीपुत्रो भालुकीपुत्राद्‌ मालुकीपुत्रः ऋ्रौद्िकीपुत्राभ्यां 
क्रोझ्विकीपुत्री वेदभ्ृतीपुत्राद्‌ वेदस्तीपुत्रः काश्शकेयीपुत्रात 


१३०८ बृहदारण्यकोपनिपद्‌ [ अध्याय ६ 
ब्सप्किय ब्स्2० बा ब्विीपे बरपक कल कप फ कि ७ बऑस्फीप बटन: बई डक न्यॉटटट0- बियिक- 


काशकियीपुत्रः प्राचीनयोगीपुत्रात्‌ प्राचीनयोगीपुत्रः साज्ली- 
वीपुत्रात साज्लीवीपुत्रः प्राश्नीपुत्रादासुरिवासिनः प्राक्नीपुत्र 
आसुरायणादासुरायण आसउझुरेरासुरिः ॥ २॥ याज्ञवल्क्यादू 
याज्ञवल्क्य उद्दालकादुद्दालको(रुणादरुण उपवेशेरुपवेशिः 
कुश्रेः कुश्रिबोजश्रवसो वाजश्रवा जिहावतो बाध्यो- 
गाजिहावानू. बाध्योगोईसितादू_ वाषगणादसितो 
वाषंगणो हरितात्‌ कश्यपाडरितः कव्यपः शिल्पात्‌ 
कश्यपाच्छिलपः कश्यप: कव्यपान्नेधुवेः कश्यपों 
नेभुविवोचों बागम्मिण्या अम्भिण्यादित्यादादित्यानीमानि 
शुक्लानि यजू४षि वाजसनेयेन याज्ञवल्क्येनाख्यायन्ते ॥ २॥ 
समानमा सांजीबीपुत्रात्‌ सांजीबीपुत्रो माण्डूकायनेमोण्डूकाय- 
निमोण्डव्यान्माण्डव्यः कौत्सात्‌ कोत्सो माहित्येमोहित्थिवी- 
मकक्षायणाद्‌ वामकक्षायणः शाण्डिल्याच्छाण्डिल्यो वात्स्याद्‌ 
वात्यः कुश्नेः कुश्रियज्ञवचसो राजस्तम्बायनाद्‌ यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनस्तुरात्‌ कावषेयात्‌ तुरः कावषेयः प्रजापतेः 
प्रजापतित्रह्मणो बह्म स्वयम्भु बह्मणे नमः ॥ ४ ॥ 


अब वशका वर्णन किया जाता है-- पौतिमाधीपुत्रने कात्यायनीपुत्र- 

से, कात्यायनीपुत्रने गौतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारद्माजीपुत्रने 
पाराशरी पुत्रसे, पाराशरीपुत्रने औपस्वस्तीपुत्रसे, औपस्वस्तीपुत्रने पाराशरी- 
पुत्रसे, पाराशरीपुत्रने कात्यायनीपुत्रसे, कात्यायनीपुत्रने कौशिकीपुत्रसे, 
का आहम्बीपुत्रसे और वेयाप्रपदीपुत्रसे, वेयाप्रपदीपुत्रने काप्वी- 
4 कापीपुत्रसे, कापीपुत्रने || १ ॥ आत्रेयीपुत्रसे, आत्रेयीपुत्रने 


ब्राह्मण शाउरमाप्यार्थ हज 
मा “290. «५२०० ब्ब(73. ०८०६. 
गेतमीपुत्रसे, गौतमीपुत्रने भारद्वाजीपुत्रसे, भारदाजीपुत्नने कक 
पाराशरीपुत्रते वात्सीपुत्नसे, वात्सीपुत्नने पाराशरीपुत्रसे, पाराश कक 
वाकारिणीपुत्रते, वार्कारुणीपुत्रने वार्कारुणीपुत्रऐे, * वार्कारणीपुत्रने 
आतंभागीपुत्रसे, आर्तमागीपुत्रने शौक्लीपुत्रसे, आश्ीपुत्रने न 
पुत्रसे, सादुतीपुत्रने आहम्ग्रायनीपुत्रसे, आडम्पायनी पुत्रमे पा 
पुत्रते, आहम्बीपुत्नने जायन्तीपुत्नसे, जायम्तीपृत्रने माण्टूकायनी पुत्नसे, 
माण्ट्कायनीपुत्नने माण्डूकीपुत्रसे, माण्डकी पुत्रने आइडल गहरी 
उनने राधीतरीपुत्रसे, राधीतरीपुत्रने भालुकीपुत्रसे, भालकीपुत्नने दो #अक 
पुत्रोंसे, दोनों क्रौश्चिकीपुत्रोंने वेंदभतीपुत्रसे, वेदमृतीपुत्नने काशकेयीपुत्र- 
से, का्रकेयीपुत्नने प्राचीनयोगीपुत्रसे, प्राचीनयोगीपुत्रने साज्जीबीपुत्रसे, 
साञीवीपुत्रने आसुरिधासी प्राइनीपुत्नसे, प्राश्नीपुत्रने आधुरायणसे, आसुरायण- 
ने आसुरिसे, आछुरिने ॥ २॥ याज्वल्क्यसे, याज्वल्क्यने उद्ालकसे, 
उद्चलकने अरुणसे, अरुणने उपनेशिसे, उपनेशिने कुश्षिसे, कुश्चिने धाजश्रवा- 
से, वाजश्रवाने जिहावान्‌ वाध्योग्े, जिहाबान्‌ बाध्योगने असतित वार्षगणस्ले, 
असित वार्षगणने हरित कश्यपसे, हरित कश्यपने शिल्प कश्यपसे, शिल्प कश्यप- 
ने कश्यप नैघुबिसे, कश्यप नैधुविने वाकसे, वाकूने अम्मिणीसे, अम्मिणीने 
आदित्यसे, आदित्यसे ग्राप्त हुई ये शुक्-यजु-श्रुतियों वाजसनेय याज्वन्क्य- 
ढारा प्रसिद्ध की गयी हैं ॥ ३ ॥ साञझ्जीवीपुत्रपर्यन्‍्त यह एक ही वश है। 
साञझीवीपुत्रने माण्टकायनिसे, माण्डकायनिने माण्डव्यसे, माण्डव्यने कौत्ससे, 
कोत्सने माहित्यिसे, माहित्थिने तामकक्षायणसे, वामकक्षायणने शाण्डिन्यसे, 
शाण्डिल्यने वात््यसे, वात्सयने कुश्निसे, कुश्रिने यज्ञवचा राजस्तम्बायनसे, यज्ञवचा 
राजस्तम्बायनने तुर कावपेयसे, तुर कावपेयने प्रजापतिसे और प्रजापतिने 
शहसे । ब्रह्म स्वयम्मु है, स्वयम्मु अहमको नमस्कार है || ४ ॥ 


अथेदानी समस्तप्रवचनवंश: | । इसके अनन्तर अब समस्त 
स्रीप्राधान्याद्‌ गुणवान्‌ पुत्रों | चनका वंश बतलाया जाता है । 
भव्तीति प्रसतुतमू | अतः सत्र ज्ीकी प्रधानता होनेसे गुणवान्‌ पुत्र 


होता है-ऐसा प्रसंग है | अत: 
पिशेषणेनैव पुत्रविशेषणांदाचार्य जीविशेषणसे ही पुत्रका विशेषण 





है रे६० 


बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 


[ अध्याय ६ 


ब्कॉअफ- बएजिट 2 नए निट बहरनिटक, ाि:2७, यआ न22७- ब्लॉमिंट 3. ५2: बडा: बाई :22७- नह: 


परम्परा कीर्त्यते | तानीमानि 
शुक्लानीत्यव्यामिश्राणि ब्राह्मणेन | 
अथवा यानीमानि यजूंषि तानि 
शुक्लानि शुद्धानीत्येतत्‌ । 
प्रजापतिमारभ्य यावत्पौ- 
'तिमाषीपुत्रस्तावद्धोसुखो नियता- 
चार्यपूर्वक्रमों वंशः समानमा 
साश्चीवीपुत्रात्‌। ब्रह्मणः प्रवचना- 
ख्यस्य; तश्चेतद्‌ ब्रह्म प्रजापति- 
अबन्धपरम्परयागत्यासाखनेकधा 
विप्रसृतम्‌ | अनाध्नन्तं॑ खयंश्ु 
अहम नित्य॑ तस्मे ब्रह्मणे नम; नम- 
स्तदनुवर्तिम्यों गुरुभ्यः ॥१-४॥ 


देकर आचार्यपरम्पराका उछेख किया 
जाता है। बे ये यजु:श्रुतियाँ शुक्ल 
अर्थात्‌ ब्राह्मणसे अब्यामिश्र ( बिना 
मिली हुई ) हैं । # अथत्रा ये जो 
यजु:श्रुतियाँ हैं वे शुद्ध हैं -ऐसा इसका 
तात्पय है । 

प्रजापतिसे लेकर पौतिमाषी- 
पुत्रतक तो यह अधोमुखबश नियत 
आचार्यपरम्पराके अनुसार है, इसमें 
साज्नीवीपुत्रतक सब आचार्य समान 
(एक वाजसनेयिशाखामें ही ) हैं | ब्रह्म 
अर्थात्‌ प्रवचननामक ब्रह्मके सम्बन्धसे | 
व्रह यह ब्रह्म प्रजापतिसे लेकर परम्परा- 
से आकर हम सबमें अनेक प्रकारसे 
फैला हुआ है | वह अनादि अनन्त 
स्वयम्भु ब्रह्म निध्य है, उस ब्रह्मको 
नमस्कार है और उसके अनुवर्ती 
गुरुओंको भी नमस्कार है ॥१-४॥ 


>> आओ 


इति ब्ह्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये षष्ठाध्याये 
पश्चम वंशब्राह्मणम्‌ || ५॥ 





इति श्रीमहोविन्द्‌भगवत्पूज्यपाद्शिष्यस्थ परमहंसपरिबाजकाचार्यस्य 
श्रीमच्छट्डरभगवतः कृतों बृद्ददारण्यकोपनिषद्धाष्ये 
पष्ठोष्ध्यायः ॥ ६ ॥ 





जरा +# बा 


बूहदारण्यकोपनिषद्धाष्यं सम्पूर्णम्‌ 
॥ 3० तत्सत्‌ ॥ 


जाई ऑशजक- >+पपए 


# अर्थात्‌ इनमें पोरुषेयत्वका दोष नहीं है । 








3“ पूणेमदः पू्णमिदं 
पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णेस्य पूर्णमादाय 
पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 


3४ शान्ति! शान्तिः ! शान्तिः !!! 





० १७१---१७२--- 


ओऔीदहरिः 


मन्त्राणां वर्णानुक्रमणिका 


मन्न्रप्रतीकानि 

अमये स्वहदेत्यम्ो हुत्वा 
अन्न पितापिता मवति डे 
अथ कर्मणामास्मेत्येददेषा०. ** 
अय चक्षुरत्यवदत्तद्दा 

अय त्रयो वाव लोका ३३ 
अथ प्राणमत्यवहत्स यदा 

अथ मनोञ्त्यवहत्तद्दा 

अयथ य इच्छेत्पुत्रो मे कपिल; पिछ्ललो 
अथ य इच्छेत्पुत्रों मे पण्डितों *** 
अथ य इच्छेत्पुत्रो में श्यामो 

अथ य इच्छेदुदिता मे पण्डिता ** 
अथ यदा सुषुप्तो भवति 

अय यद्युदक आत्मानं 

जथ यस्य जायामात॑व 

अथ यस्य जायाये 

अयथ यामिच्छेद्घीतेति ॥ 
अथ यामिच्छेन्न गर्म दघीतेति ** 
अथ ये यशेन दानेन 

अथ रूपाणा चद्षु ० ४28 
अथ व: । पौतिमाषी०._ *** 
अथ व*शः | पौतिमाष्ये.. *** 
अथ वर पोतिमाष्यो ४ 
अय श्रोत्रमत्यवद्त्तद्दा ह१७ 
अय ह चह्षुरूचुः हि 
अथ ह्‌ प्राणं उक्रमि० 2डन 
अय ह प्राणमूचुस्त्व न 

अथ ह मन ऊचुः 

अय ह याशवल्क्यस्य हे सर 
अय ह वाचक्रब्युवाच ड़ 


£-* है: | 


ब्ए ६ २० ७० आती ७ 4० ८6 0 ,0 *० द्वा , क्र रा) थी डी सतत 0 सी ब्रा) थी २७ ७ ७ ० ० 


>-++2अ5फरेडेटट--- 


ऋत्रा० 
डे 
डे 
दे 
रे 


ही 0७ ० ०८ «6 ०८ < ८“ ८<€ ८< ०< ०८०८ ००, + 


| कान 


ना नए नए नन नए वण ,त 


| 


मं० 


रे 
श्र 
१४ 
१६ 
१३ 
१६ 
१५ 
१८ 
१६ 
१७ 
१९ 

धर 
श्३्‌ 
श्र 
११ 
२० 
१६ 


ग। 


न “9 


_9 ०७ 4 >ए »ए ८६ 


पर 
१३३५ 
९७३ 
3८२ 
१०८ 
३५० 

१०८ 

१०९ 
१३५१ 
१२५२ 
१३५२ 

; १ रे५२ 
४३४ 
१३४८ 
-/ १२९१ 
. १३५० 
१२४९ 
१३४९ 
१२२१ 
_ रें८१ 
' १३२५७ 
(०६०५ 
१५१६१ 
६०९ 

/ १० 

४ ९२६९ 


».. ९१ 
११२९ 
७५१ 


( शश८३ ) 


मन्त्रप्रतीकानि अ्‌० न्ना० मं० पृष्ठ 
अथ ह भरोत्रमूचुः श्‌ ्‌ ५्‌ ९० 
अथ हेममासन्य प्राण० 4 डरे ७ ९३े 
अथ हैनमसुरा ऊचु० ५ २ ३ ११८६ 
अय हैनमुद्दाठक आ० ३ ७ १ ७३३ 
अथ हैनमुषस्तश्राक्रा ० ३ ४ ्‌ ६८८ 
अथ हैन॑ कहोलः को० ३ ५ १ ७०० 
अथ हैन॑ गार्गी वांच० रे ६ १ ७२७ 
अथ हैन जारत्कारव ३ २ १ ६४१ 
अय हैन भुज्युर्लह्या० ३ ३ १ ६८० 
अथ हैन मनुष्या ऊचचु० प्‌ २ २्‌ ११८६ 
अथ हैन॑ विदग्धः शा० ३ ९्‌ १ ७७७ 
अथ होवाच ब्राह्मणा ३ ९ २७ ८१६ 
अथातः पवमानानामे ० १ ३ र्‌८ १३५ 
अथातः सम्पत्तियंदा १ ५ १७ श५२ 
अथातो त्रतमीमाध्सा १ ५ २१ ३६७ 
अथात्मने5न्नाद्यमागा ० १ रे १७ ११० 
अथाघिदेवत ज्वलिष्या० १ ५. २२ ३७२ 
अथाध्यात्ममिद मेव मूर्त २ ३ ४ ५०९ 
अयामिप्रातरेव स्थाली० घर हा १९ १३५३ 
अथामूत प्राणश्व यश्वा० र्‌ ३ प्‌ ५११ 
अथामूर्त वायुश्वान्तरिक्ष र्‌ ३ ३े ०५ 
अथास्प दक्षिण कर्णम० द् है २५ ११५५ 
अथास्प नाम करोति दर है २६ ११५८० 
अयथास्य मातरमभिम ० द्व ऐ॥ र्८ १३५६ 
अथास्या ऊरू विहाय॒० धर ह॥ २१ १३५३२ 
अधेत्यम्यमन्यत्स मुखाच्च १्‌ ४ दर श्ध्रर्‌ 
अयैतद्मामे5क्षणि है २ श्‌ ट्ष्ड 
अयेतस्य प्राणस्यापः १ ्‌ १३ ३४० 
अथैतस्य मनसो थोः १ प्‌ १२ ३३८ 
अथेनमम्रये हि न २ श्ड १३११ 
अयैनममिमशति न ई३ ही १३३६ 
अथंनमाचामति छ््‌ रे ््‌ भ्स्रेट 
अयैनमुयच्छत्याम*० घ ३ हि १३२२७ 
कया... ई 


मन्त्रग्नतीकानि 


अयैन मान्रे प्रदाय 

अयैन वसत्योपमन्त्रया० 
अथैनाममिपयते 

अथैष छोको भवति 
अथो अय वा आत्मा 
अद्भ्यश्रैन चन्द्रमसश्र 
अनन्दा नाम ते लोका 
अन्ध वमः प्रविशन्ति 
अन्न बद्येत्येक आहु० 
अयमप्मिः सर्वेषा भूताना 
अयममभिरवेद्वानरो 
अयमाकाशः सर्वेषा 
अयमात्मा सर्वेषा भूताना 
अयमादित्यः सर्वेषा 

अय॑ चन्द्र: सर्वेषा 

अय॑ धर्म: सर्वेषा भूताना 
अय वायुः सर्वेषा 

अय वे लोको5प्रिगौतम 
अय* स्तनयित्नुः सर्वषा 
असी वे लोको5मिर्गोतम 


अस्तमित आदित्ये याशवल्क्य किंज्योति० 


( शरे८४ ) 


१3 
न # 0 मी 0 >0 40 4० “० 2७ या भछत अत ए॑ूू ० *७ ७ *७० आओ श् 


अस्तमित आदित्ये' ' 'चन्द्रमस्यस्तमिते 


किंज्योतिरेवा ० 


अस्तमित आदित्ये* ' 'शान्तेज्मो 
अस्तमित आदित्ये* * 'शान्ताया वाचि 


अद्वर्वा अश्व पुरसात्‌ 
अहब्लिकेति होवाच 
आकाश एव यस्याय० 
आभिवेश्यादाभिवेश्यः 
आभिवेश्यादाभिवेश्यो 
आत्मान चेह्चिजानीयाद्‌० 
आत्मैवेदमग्र आसीत्पु० 


_ज्नट्‌ ०८ एन 0-० <% ०८ ५ 


न न्द्‌जत 0 ० 0 “७ न्ध्ण नए >0० 


ली 


र्५्‌ 
श्रे 


श्र 


प्र्ष्ट 
१३५०६ 
१२८५ 
१३०३ 
रे७रे 
२८८ 
बद्रे 
१०७८ 
२१०७७ 
१२२० 
५७४ 
१२१३ 
०७९ 
ण्८३ 
५७६ 
५७७ 
५७९ 
५७५ 
१३०६ 
०७८ 
१२९८ 
८६५ 


८७० 
८७९ 
<छरे 
२० 
८०५९ 
७९२ 
६०५ 
११६१ 
२०७८ 
१४४ 


( १३१६५ ) 


मन्म्रप्रतीकानि झ० ज्ना० मेँ० 'घृष्ठ 

आत्मैवेदमग्र आसीदेक १ ४ १७ २९४ 
आन्रेयीपुन्नादात्रेयीपुत्रो ध्‌ ए्‌ २ १३५७ 
आप एवं यस्थायतन<. हे ७ थे ९्‌ १६ ७९५ 
आप एवेदमग्र आसु० ५ प्‌ १ ११९९ 
आपो वा अकैस्तद्दपा<« १ २ २्‌ 'ड४॑ 
आराममस्य पर्यन्ति है रे १४ ९रे४ 
इृद मानुष* सर्वेषा २्‌ ५ १३ ५८२ 
इृद वे तन्मधु' * 'पश्यज्ननोचत्‌ | आयर्व० २ ५... १७ ५९७ 
इदं वे तन्मधु' ' 'पश्यन्ननोचत्‌ | तद्धा. २ ५... १६ ५९२ 
इ८ वे तन्मधु * पश्यत्नवोचत्‌ । पुरश्चक्ते २ ५... १८ ५९९ 
इद वे तन्मघु' * 'पश्यन्नवोचत्‌ | रूप&. २ ५... १९ ६०२१ 
इद्‌* सत्य सर्वषा २्‌ ५्‌ श्र ५८१ 
इन्धो ह वे नामैष ४ २ २ ट्ष्रे 
इसमा आपः सर्वेषा र्‌ ५्‌ २ ५७४ 
इमा दिशः सर्वेषा २ ५ दे ५७ 
इमावेव गोतमभरद्वाजा० र्‌ २ हा ४९८ 
इय प्थिदी सर्वंषा र्‌ ५्‌ १ ५७२ 
इये विद्युत्सवेषा भूताना र्‌ ५्‌ ८ ५७७ 
इह्देव सन्तोडथ विद्य० ही ड़ १्ड १०८२ 
ऊबध॑ प्राणो वा उक्थ॑ ्‌ १३ १ १२२५ 
उषा वा अश्वस्य मेध्यस्य ५ १ १ १४ 
ऋचो यज्‌<षि ५... १४ २ श्श्ब्र 
एकथैवानुद्रष्टव्यमेतदप्र ० हु ४. २० १०८९ 
एकीमवति न पश्यती० दे हा २ १०२७ 
एतद्ध वै तजनको ५. १५४. ८ श्रद७ 
एतडस्म वे तदिद्वानु० ध्‌ ड ड १३४६ 

एतहै परम तपो ५. ११ १ श्र्श्ट 

एतमु हैव चूलो ६ ३ १० १३४१ 

एतमु हैव जानकिराय० न ३ ११ १३७२ 

एतमु हैव मधुकः ६ ३ रु २१४१ 

एतमु हैव वाज्सनेयो ६ ३ ८ ३८२ 

एतमु हैव सत्यकामो घर ३ श्र श्श्ष्र 


( १३६६ ) 


मन्त्रप्रतोकानि ञ० च्रा० मं० पृष्ठ 

एतस्प वा अक्षरस्य ३ ८ ९ ७६१ 
एघ उ एव बृहस्पति० १ ३ २० ११९ 
एप उ एव ब्रह्मणस्पति० शहर १ रे २१ _ १२१ 
एप उ एव साम वाग्वे १ ३. २१२ श्२३ 
एघ उ वा उद्बीयः १ ३ र्रे १२६ 
एघ प्रजापतिर्यद्‌ ५्‌ ३ १ ११९२ 
एपा वे भूताना प्ृथिवी 220 ० 28 हु १ १३४५ 
कतम आत्मेति योड्य 52० है ३ ७ ८८६ 
कतम आदित्या इति १ ९ ५ ७८२ 
कतम इन्द्र: कतमः हे रे ९ दर ७८३ 
कतमे ते त्रयो देवा के ३ ८ ण्टण्‌ 
कतमे रुद्रा इति घ्ब४ ३ ९ हा ७८१ 
कंतमे वसव इत्यमिश्र ह ३ ९ ३ ७८१ 
कतमे पडित्यग्निश्व हे ३ ९ ७ ७८४ 
करिमिन्नु त्व चात्मा ३ ९ २६ ८१० 
काम एवं यस्यायतनः, ३ ९्‌ ११ ७९० 
किंदेवतो<स्यामुदीच्या रे र्‌ २३ ८०६ 
किंदेवतोड्स्या दक्षिणाया *< ३ ९्‌ २१ ८०२ 
किंदेवतो5्स्या प्रवाया ३ ९्‌ २४ ८«७ 
किंदेवतोस्या प्रतीच्या ३ ढ़ र्२ ८०४ 
किंदेवतोड्स्था प्राच्या ३ ९ - २० ७९९ 
क्षत्त्र प्राणो वै क्षत्त्र प्राणो ५... १३ है १२२८ 
ख ब्रह्म | ख॑ पुराण ५्‌ १ १ ११७७ 
घुतकीशिकादूघुतकोशिकः र्‌ ध्‌ रे ६०५ 
घुतकौशिकाद्घृतकोशिकः... ** ड ध्‌ रे ११६१ 
चक्षुवें ग्हः हनन. हें २ ५्‌ ६४५ 
चक्षुद्वाच्चक्राम ६ १ र्‌ १२६७ 
चतुरोदु म्बरो भवत्योदु० बह ध ३. १३ १३४३ 
जनकी ह वेदेह आ० हे हा १ १ ८३४ 
जनको ह वेदेहः कूर्चा ० है २ १ ८५१ 
जनको ह वेदेह्दो बहु० रे १ १ ६०९ 
जनकः ह वेदेह याश०.. ** है ३ १ <८घ्ड 


( १३६७ ) 


सन्त्रप्रतीकानि लक की श्ट 

जात एव न जायते रे 9 जि ८ का 
जातेडग्निमुपसमाधायाड्ल कक. 2 5 हे व 
जिह्ा ते ग्रहः # ०२० ३ २ डा ६४५ 
ज्येष्टाय स्वाह्य श्रेष्ठाय ६ रे २ (३रे४ 
तदमिमशेदनु वा ड 5 जा 
तदाहुर्यद्यमेक इवैव सा की, 
तदाहुर्यद्रह्मविद्यया जा ४ ६ स्र्र 
तदेतत्परेयः पुन्नात्मेयो के १ ४ २१८ 
तदेतदचाम्युक्तम्‌ | एघ ड ४ २३ १११७ 
तदेतढ़स्म क्षत्र विट्‌० १ ४. १५ २७७ 
तदेतन्मूते यदन्यत्‌ न रे 5९ 
तदेते इलोका भवन्ति | अणुः पन्‍या वितत+ ४ हु १०७० 
तदेते स्वप्रेन है. रे ११५ ९३१ 
तदेष इलोकी भवति । अरवाग्बिल्धमस २ २ ३ ४९६ 
तदेष***तदेव सक्त: सह हा है १०४७ 
तदेष * 'यदा सर्वे है ७ १०६७ 
तद्भापि ब्रह्मदत्तश्रैकिता० १ ३. २४ १२७ 
तद्वेदं तद्॑न्याकृतमासीत्‌ १ है ७ श्र 
तय त्तत्सत्यमसी ५ ५... 7२ १२०२ 
तयथा तृणजलायुका है डे रे १०२६ 
तयथानः सुसमाहित० ४ ३ श्ष्‌ २०१२ 
तयथा पेशस्कारी पेश० है ड है श्न्श्ट 
तथथा महामत्स्य उभे है ३ १८ ९५३ 
तथया राजानमायान्त० ४ रे रे७ श्ण्२९ 
तथथा राजानं प्रयि० ४ रे रे८ २०२१ 
तचथास्मिन्नाकाशे ड रे १९ ष्ष्ए्‌ 
तद्दा अस्यैतद्तिच्छन्दा हु ३ २१ ९६५ 
तद्दा एतदक्षरं गाग्य॑हृष्ट रे ८ ११ ७७० 
तद्दे तदेतदेव प्‌ है १ ११९६ 
तम एवं यस्यायतन< ३ ९्‌ श्ड ७९३ 
तमेताः सप्ताक्षितय हल 55 पर २ २ - ४९३ 

तमेव धीरो विजश्ञाय न्न्न- ४ ४ र१ १०९२ 


( १३६८ ) 


मन्त्रप्रतीकानि अ० ब्ना० मं० पृष्ठ 

तस्मिजञ्छुकुसुत नीलमाहुः न्हह 5 जे ४ ९ १०७३ 
तस्य प्राची दिक्प्राग्चः हि ड २ है ८५८ 
तस्य वा एतस्य पुरुषस्य ४ ३ ९ ९६९ 
तस्य हैतस्य पुरुषस्य २ ३ ६ ५१२ 
तस्य हैतस्य साम्नो यः प्रतिष्ठा वेद १ ३ २७ १३३ 
तसख्य* * 'सुवर्ण वेद ह्श्र १ 7 २६ १३२ 
तस्य* ' “स्व वेद श् १ रे २५ १३० 
तस्या उपस्थान गायन्र्य० रे ए्‌ १४ ७ १्र्ड५्‌ 
तस्या वेदिरुपस्थो दर ३ १३२४६ 
तस्वै वाचः प्रृथिवी डर १ ५ ११ ३३७ 
त* हैतमुद्दालक कब अप रे ७ १३४० 
तान्‌ होवाच ब्राह्मणा ३ १ २्‌ ६११ 
ता वा अस्यैता हिता हे ३ २० ९५८ 
ता< हैतामेके ५्‌ १४ प्‌ १२४० 
ते देवा अम्नुव्नेतावद्रा हज १ रे १८ ११२ 
ते य एवमेतद्विदु ० हर ६ र्‌ १५ १३१३ 
ते ह वाचमूजुस्त्व॑ न १ रे २्‌ <५ 
ते हेमे प्राणा अह*श्रेयसे धर १ ७ १२६४ 
ते होचु) क नु सो5भूत्‌ १ डे ८ ९७ 
ज्यं वा इृदं नाम रूप १ घर १ २७८ 
श्रयाः प्राजापत्याः *+ प्‌ २ १ ११८४ 
त्रयो लोका एत एव 5३६ श्‌ ५्‌ ४ ३३३ 
त्रयो वेदा एत एवं रु १ ५्‌ ५्‌ ३३३ 
घीषण्यात्मने5कुरुतेति १ ५्‌ रे ३२६ 
त्वग्वै ग्रहः 28: उड़े २ ९्‌ ६४५ 
त्वच एवास्य रुधिरं का रे ९ २-२८ ८१८ 
दिवश्चैनमादित्यात् १ ५. १९ श्र 
हृसतबालाकिहा नूचानो २ १ १ ३९० 
देवा: पितरों मनुष्या १ ५्‌ घ्‌ ३३२३ 
द्वया ह प्राजापत्या १ रे १ ६५ 
द्वे वाव ब्रक्मणो रूपे मूर्त 9 हहं रे १ ५०० 
न तत्र रथा न रथ० क ड ३ १० ९२८ 


( १४६९ ) 


मन्त्रप्रतीकानि ० ब्रा०... सं० पृष्ठ 

नेवेह किंचनाग्र आसीत्‌ १ २ १ २४ 
पर्जन्यों वा अमिर्गोतिम ६ २. १० १३०४ 
पिता माता प्रजैत कल ५ १ प्‌ ७ ३३३ 
पुरुषो वा अभिगगोतम ६ २ श्र १३०८ 
पूर्णमदः पूर्णमिदं ५ १ १ ११६५ 
पथिष्येव यस्मायतन० डरे ९्‌ १० ७८७ 
पूथिव्ये चेनममेश्र १ ५... १८ ३६१ 
प्राणस्प॒ प्राणमुत चक्षुघ० है है १्८ १०८७ 
प्राणेन रक्षत्रवरं कुलाये है। रे श्र्‌ ९३३े 
प्राणोडपानों व्यान ५्‌ श्ड ३ १२३३ 
प्राणो वे ग्रह: ३ २ २्‌ ६४४ 
ब्रह्म त *' भूतानि र्‌ ड ध् ५१ 
ब्रह्म तं*" 'वेदास्त या हि ण्‌ ७ १्श्३५ 
ब्रह्म वा इृदमग्र आसीत्तदात्मानमेवावेत्‌ू. १ ४ १० २२५ 
अहाय* * 'आसीदेकमेव १ है ११ २६९ 
भूमिरन्तरिक्षं ५्‌ १४ १ १२३४१ 
मनसेवानुद्रष्टव्यं ड ४. १९ १०८८ 
मनोमयो5यं पुरुषो प्‌ ६ १ १२०८ 
मनो वे ग्रह: ४०8 ४. _हं २ ७ द्ड५्‌ 
मनो दोचक्राम दर १ ११ १२६८ 
मासान्यस्थ शकराणि ३े ९ २३-२८ ८१९ 
मैत्रेयीति होवाच याशवल्क्यः है ५्‌ र्‌ ११३१ 
मैत्रेयीति होवाच याशवल्क्य २ | श्‌ ५३२ 
य; पृथिव्या तिष्ठन्‌ ३ ७ ३ ७४० 
यः प्राणे तिष्तन्‌ ३ ७ १६ ण्डण्‌ 
यः श्रोज्रे तिष्ठ ० डरे ७ १९ ७४६ 

यः सर्वेषु भूतेघु ३ ७ रण ज्ड५्‌ 
य आकाशे तिष्ठन्‌ रे ७ श्र ७४३ 

य आदित्ये तिष्ठन्‌ रे ७ ९्‌ छ्डरे 

य एप एतस्सिन्मण्डले ण्‌ प्‌ डरे १२०५ 

यजुः प्राणो वै यलु प्राण... *** प्‌ श्३ र्‌ १२२६ 

यत्किश्न विजिशास्ये १ प्‌ ९्‌ ३३५ 


( १३७० ) 


मन्त्रप्रतीकानि 

यत्विद्वाविज्ञात प्राणस्य 

थत्ते कश्रिदब्रवीत्तन्छण ० 

यन्न वा अन्यदिव 8 


यत्रहि द्तेतमिव भवति तदि्तिर इतर जिम्नति 


यत्र * पद्यति 82 
यत्सप्तान्नानि मेघया तपसाजनयत्पिता 
यत्सप्तान्नानि *'पितेति 
यत्समूल्माइृहेयु ० 

यथा बृक्षो चनस्पति० ल 
यदा वे पुरुषों० *« 
यदेव ते कश्चिदब्वीत्तच्छृणवामेत्य- 
ब्रवीन्‍्म उदड्ड 

यदेव ते * गर्दभीविपीतो 

यदेव ते* * “बकुवाष्णि० 

यदेव ते “विदग्घः 

यदेव ते* * 'सत्यकामो 
यदेतमनुपश्यत्यात्मानं 

यद्बृक्षो बृक्णो रोहति *** 
यह तन्न जिघति जिपन्वे 

यह्ने तन्न पश्यति पश्य० 

यद्दे तन्न मनुते 


यद्दे तन्न रसयते न** 


यद्दे तन्न वद॒ति 

यह तन्न विजानाति 

यहदे तन्न शणोति ** 
“यह तन्न स्व॒ृशति हे 
यश्रक्षुषि तिष्ठ*, न 
यश्वन्द्रतारके 

यस्तमसि तिष्ठ< 

यस्तेजसि तिष्ठ< न 
यस्त्वचि तिष्ठ€ 5 
यस्मादर्वाकसंवत्सरो ० 


न्ए नए ४७ 4७ ८«& ८0 ८ ८ ७ 4 


दर 
न 


न ब्ए न नए नए चए «&€ < «< «< ८ «<< «< «< ०७ «< ० “८ «८ न ०८ 


स्रा० 


ध्‌ 


_€& 6 &6 6७6 6 &6 #«७ >् ,छ ला, नल - - 0,७0७ ० ०८ ७-७० ७ मन 


ना नए 


री 6 ०< 


१ 
४-२८ 
२४ 
र्रे 
र्‌८ 
७ 
२६ 
श्ढ 
२७ 
२९ 
१८ 
११ 
३ 


प्र 
क्या 


- शा 


श्ध््‌ 


णष्ठ 
२२५ 
८२५ 
९९७ 
५६७४ 
११४३ 


३०५ 


८४० 
८४५ 
८४३ 
८४८ 
८४५ 
१०८४ 
८२० 
९८९ 

' ९८३ 
२९० 
». 4९८९ 
९८९ 
९९७ 


५ 


जी] ९१८९ 


९९० 

५ ७४५ 
« डरे 
"७४ रे 
324 3७४९ 
। ७४६ 


"्णय शै०्ट५ 


( १३७१ ) 


सन्त्रततीकानि झ्‌ण न्ना० सं० पर्ष्ठ 
यरिमन्पञ्च पञ्चजना डा ड १७ १०८६ 
यस्पानुवित्तः प्रतिबुद्ध हा ड १३ १०८० 
याशवल्क्य किंज्योतिरय॑ ४ रे २ ८६६ 
याशवल्क्यायाशवल्क्य छ्‌ ष्‌ डरे १३५८ 
याज्षवल्क्येति होवाच कतिमिरय- 
मद ब्रह्मा ५५ रे १ कै ६३१ 
याशवल्क्येति' * 'द्यग्मिः हक ३ १ ७ ६२६ 
याशवल्क्येति * 'कत्ययमद्याध्वर्युरस्सिनू._ रे १ ८ ६२८ 
याज्ञवल्स्थेति' * *दोद्वाता ० रे १ १० ६३३ 
याज्ञवल्क्येति *'यत्रायं पुरुषों प्रियत ३ २ ११ ६४९ 
याज्षवल्क्येति प्रियते ब्लड ३ र्‌ श्र ६५२ 
याशंवस्कयेति* * यत्रास्य पुरुषस्य ' ** रे र्‌ १३ ६५६ 
याज्षवलकयेति ''यदिदमन्तरिक्ष॑ *** रे १ ् ६२२ 
य्याशवल्क्येति *'स्वमहोरात्राभ्या * ** रे १ ४ ६१८ 
याशवल्क्येति *'मत्युना० 2382 रे १ रे ६१४ 
याज्ञववक्येति *'मृत्योरन्न ३ र्‌ १० ६४७ 
याशवल्क्येति * 'पूर्वपक्षा० ३ १ ५ ६२० 
याशबल्क्येति होवाच शाकल्यो रे ९्‌ १९ ७९८ 
ओोञ्मो तिष्ठन्‌ *** ३ ७ ५ ७४२ 
यो दिक्षु तिष्ठन्‌ धड ३ ७ १० ७४३ 
यो दिवि तिष्ठन्‌ ' *« ३ ७ ८ ७४३ 
योड्न्तरिक्ति तिष्ठन ३ ७ ६ ७४२ 
यो5प्छु तिष्ठन्‌ ३ ७ है ७४२ 
यो मनसि तिष्ठन्‌ ३ ७ २० ७४६ 
योड्य दक्षिणेडक्षन्पुरुष ० 5 प्‌ ५ है १२०६ 
यो रेतसि तिष्ठन्‌ 288: * «हे ७. २३ ७६ 
यो वा एततदक्षरं रे ८ १० ७६९ 
यो वाचि तिष्ठन्‌ ३ ७... १७ छ्ड५्‌ 
यो वायो तिष्ठन्‌ ३ ७ (६ ७४३ 
यो विज्ञने तिष्ठन्‌ ३ ७. २२ ७४६ 
यो चंस सवत्सरर ७ 5 श्‌ ए्‌ श््‌ ३४७ 
प्योषा वा अभ्निर्गोत्तम *.. ६ - १६०९ 


( १३१७२ ) 


मन्न्रआ्नतीकानि ञ्० ब्रा० मं० पृष्ठ 
यो ह वा आयतन वेद ६ १ ५्‌ १२६२ 
योहवेण्येष्ठ च श्रेहतचेच *** ६ १ १ १२५०७ 
यो इ वे प्रजाति वेद न १ धर १२६३ 
यो ह वे प्रतिष्ठा वेद द १ ३ १२६० 
यो ह वे वसिष्ठा वेद ६ १ र १२५९ 
थो ह वे शिश्ुश साधन» २ २ १ ४८९. 
यो हू वे सपद वेद ६ १ ४ १२६१ 
रूपाण्येव यस्यायतनं** य एवायमाद्श ३ ९्‌ १५ ७९४ 
रूपाण्येव' * "एवासावादित्ये ३ ९ श१्२ ७९१ 
रेत एवं यस्यथायतन« डे ९ १७ ७९६ 
रेतस इति मा वोचत रे ९ ५-२८ ८२१ 
रेतो दोच्क्राम ६ १ श्र १२६८ 
वाग्घोच्रक्राम धर १ ८ १२६६ 
वाग्वे ग्रहः रे २ ३ ध्ड५्‌ 
वाच घेनुसुपासीत ५्‌ ८ १ १२१६ 
विज्ञात विजिज्ञास्यमति० १ ५्‌ ८ ३२३७४ 
चिद्ुद्रक्षेत्याहु ० ५ ७ १ १२१० 
वेत्य यथेमाः प्रजा ० धर २ २ १२८५ 
शाकस्येति होवाच रे है १८ ७९७ 
श्रोत्र वे ग्रह: ३ २ धर ६४५ 
श्रोत्र*होच्क्राम ६ १ १० १२६७ 
ब्वेतकेतुई वा आरुणेयः * ६ २ १ श्स्८३ 
स एथघ सवत्सरः प्रजञा० डर १ ७्‌ १४ शे४३े 
स ऐश्षत यदि वा १ २ ५्‌ प्र 
स जेधात्मानं व्यकु ० १ २ ३ ४डपि 
स नेव व्यभवत्तच्छेयो ० १ ४... १४ र७५्‌ 
स नैव व्यमवत्स विद्व० १ ४... १२ २७३ 
स नैव व्यमवत्स शो १ है १३ र्‌ज्ड 
समानमा साजीवीपुत्नात्‌ ६ प्‌ ४ श्रे५८ 
सयझचच्छेत्पुत्रों में दर ३ १४ १३५९ 
स य इमा*स्त्रींल्लोकान्‌ 885 प्‌ श्ड ६ श्र्डर 
लक यः कामयेत १2४5 छ्‌ रे १ १३२९ 
यत्रायमणिमान न्येति है रे ३६६ १०१८ 


मन्त्रम्मतीकानि 


स यत्रायमात्मावल्य 

स यभेतत्खप्नया 

स यया दुन्दुभेहन्यमा ० 

93) हक 

स यथाद्रेंधाग्नेरम्याहितस्य 

स यथाद्रैधाग्नेरम्याहितात्‌ 

स यथा वीणाये वाद्य० 
9) १) 

स यथा शह्लुस्य ध्माय० 
१) 9) 

स यथा सर्वासामपा<« 
9) 9) 

स यथा सेन्धवखिल्य 

स॒ यथा सैन्धवघनों 

स यथोर्णनामि० 

स यामिच्छेत्कामयेत 

स यो मनुष्याणा* 

सलिल एको द्रष्टादवेतो 

स वा अयमात्मा ब्रह्म 

स वा अयमात्मा सर्वेषा 

स था अय पुरुषों जाय० 

स वा एप एतस्मिन्नु ० 

स वा एप *“मसंप्रसादे 

सवा एप *'स्वप्नान्ते 

सवा एप स्वप्ने 


स या एप महानज आत्माजरो० ** 


स या'*'आत्मात्ादो 
सवा "आत्मा योडप 


सचैेनेय रेमे तम्मादेकायी न रमते *** 
स॑ ये यायमेय प्रयमामत्यवहत्सा **' 


स ए प्रगापतिरीक्षाचारे 


से ऐोपास गार्ग्यो थे एयायमी * ** 


न्ट्‌ नए 0 ०८ “० न 


ब् «< ०५ ८ & नए नए नए न बाण ४0 


न व... बा 


प्र 
१०२३ 
४२९ 
डरे 
११३५ 
११३७ 
ण्‌ हि छ्‌ 
११३७ 
ण्‌ ्ड प्‌ हू 
ण्ड ४ 
११२७ 
००० 
११३८ 
ण्षुण्‌ 
११३९ 
४४४ 
१३४९ 
१००१ 


२०४० 
ण्टो 
९१७ 
१४८ 
९४० 


१०११ 


न्क्त लकी “9 


न्श्ि नह नारी 
शतक 
ल्‍णा आफ नह “₹7 
५ शा १ए ८० 


4६१... #*क 
फ़ 


है 
9 
ला 


( ११७४ ), 


मन्त्रप्रतीकानि अ० ब्रा० सं० पृष्ठ 
स होवाच'* * 'ए्वायमप्सु २ १ ८ ४०० 
स होवाच*' एवायमाकाशे २ १ ५ २९७ 
स होवाच * एवायमात्मनि २ १ श्३ ४ण्ड 
स होवाच' * 'एवायमादर्शें २ १ ९्‌ ४०० 
स होवाच एवाय छायामयः *** २ १ श्र ४०२ 
स होवाच * दिक्षु र्‌ १ ११ ४०२ 
स होवाच** यन्त २ १ १० ४०६१ 
स होवाच** वायो २ १ ६ ३९८ 
स होवाच * एवासावादित्ये र२्‌ १ र्‌ २९२ 
स होवाच"** चन्द्र र्‌ १ रे ३९५ 
स होवाच'* * 'विद्युति २ १ 4 ३९६ 
स होवाच तथा नस्त्व गौतम न २ ८ १२९६ 
स होवाच' * 'तात न २्‌ ह १२९१ 
स होवाच दैवेषु वे ध् २ ६ १२९३ 
स होवाच म वा अरे पत्यु+ कामाय र्‌ ४ ५्‌ ५३६ 
स होवाच '* 'पत्यु. है ५ ६ श्श्३३ 
स होवाच प्रतिशञातो हब छ्‌ २ ५्‌ १२९३ 
स॒ होवाच महिमान शक ३ ९ २ ७८० 
स होवाच यदूध्वे गार्गि'" आकाश एवं रे ८ ७५६ 
स होवाच * आकाझशे तदोत ३ ८ ७५७४ 
स होवाच याशवल्क्यः प्रियाबतारे र्‌ ४ ४ फ्ष््प्‌ 
स होवाच' *'वे खल है ५ ५ ११३२ 
स होवाच वायुर्वें गौतम नह. ३३ ७ २ ७३८ 
स होवाच विशायते ६ र्‌ ७ १२९४ 
स॒ होवाचाजातशनुः प्रतितेम *** २ १ ११ ४०८ 
स होवाचाजातशजन्रुरेतावन्नू ३ २ १ १४ ४०५ 
स होवाचाजातशन्रुर्यश्रेष'"“पुरुषः छेष. २ १. १६ ४२२ 
स होवाचा* * 'पुरुषसतदेषा. *** र्‌ १ १७ ४२५ 
स होवाचेतहै तदक्षरं ३ ८. ८ ७्प्८ 
5" स होवाचोवाच वे सो० ३: ३ र्‌ ६८४ 
_"स॒ होवाचोषसतश्राक्रायणो ३ ४ २ ६९२ 
ेदुस्मे न दद्चात्का० धर है ७ १३५८ 


५ 
$*द८+ इ-३ 
के 
५ 
87 ६३ कम 
+ 
7 


) 
२5 न 
न्‍ जज 
१ न 22% /%-: -ः 
वि] 
कि का 
अल न जज. को कक 
। 
; ४5%: ००४. 
2. १०8 भ।[० » 
क्‍ 
5 ८ ६ १ 
£ ५४.८ अप २ >> 
हम के 
| * ६ै*३०.- «- 7 * 
ध् हे: ६ 600१० 
३७ 
च्चं हा बे ३ ०. 
घर 
4 हे 
| हा हा 
मन > हि 5 
पक 
फबजपघ: ६4% 0 ए/ 
१ २३५ 
श्र बच 08४5 + के 
मय 
बा 
४... मप 
नि व 
डे पक 
४-४ च्य्‌ः 4“ ५ 
है१ 
रै 
0 कक ह 
कै. कक कट । 25 शक 3. 
हे य 
| 80४ / ० 5५. 
रे हि ६7*5७ ६ + १७» « 
है 3ौ१० ३ 
4 ९.०५०५.. ४५ 3 कर 
ख्>क 
ह क ब्क 
| 
| जज $ी 5० > कै कद 
है ल्‍ 
ता 
१ जय >> के 
५ आप 


3५०५ 
न 
७37८ २०. ऊुष्रः 
क चर 5! है ५ 
॥च्रा €. ४ 
(० है९७ है... रो 
कार 4 ॥ 


ल्‍ 


तक 


५ 


ब्क 


॥ 


त््> 


+ 


हा 


+>+ 


न 


>च् 


और] ला 
६२८ 
मं हरा ५ | 
रे र्‌ पट 
१२५० 
हु 


लजकर हे. -+ अकिपन सरल ५-++ले-त+ २०२७७ :-अनककन९--.२०७ ०४० निकानंन्कोनप्रनक यम बट॑ गम ;रयोशिशक वास कंगाल 4९ पी बलगम केक कील कमरीने। 


